श्री सहजानन्द शास्त्रमाला 
मिनी क 2.४७ 
(सर्वाधिकार सुरक्षित) 


परमपृज्य श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्यदेव प्रणीत्‌_ 


सग्7र- स॥२ 


एवं उस पर 





परमपृज्य श्रीमदमृतचन्द्रसुरिविरचित संस्कृत टीका 
आत्म ख्थाहि 


तथा दोनों पर 


आध्यात्मयोगी न्यायतीर्थ गुरुबर्य सहजानन्द (मनोहर जी वर्णी) महाराज ढ्वारा विरचित 


सप्तद्शाओरी-टीका 


प्रकाशक 
खेमचन्द जन सर्राफ 


मंत्री सहजानन्द शास्त्रमाला 
१८५-ए रणजीतपुरी सदर मेरठ 


रु फ़्फ 
प्रति ११०० लागत २२ रु० 
सन्‌ १६७७ कं लजिल्द का प्रथक्‌ ३ ₹ु० 


फक्रफक्ष कर 


श्री सहजानन्द शास्त्र माला के संरक्षक 
१--.श्री ला० महावीरप्रसाद जी जैन बेंकर्स, सदर मेरठ । 
२--श्रीमती फूलमाला देवी ध० प० श्री महावीर प्रसाद जो ज॑न बेकसे, सदर मेरठ । 
३--श्रीमती शशिकान्ता जैन ध० प० श्री घनपालसिह जी जैन सर्राफ, सोनीपत । 
४--श्री ला० लालचन्द विजयकुमार जी ज॑न सर्राफ, सहारनपुर । 


श्री भारतवर्षोय वर्णो जन साहित्य मन्दिर के संरक्षक 
१--श्रीमती राजो देवी ध० प० श्री जुगमंदरदास जी जैन आइती, सरधना। 
२--श्रीमती सरला जी ध० प०» श्री ओमप्रकाश जी जैन, सरधना । 


आत्मभक्ति 

मेरे शाश्वत शरण, सत्य तारणतरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भवती में क्षण जॉय सारे ॥टेक॥। 

ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का इकदस विलय हो । 

भ्रान्ति का नाश हो, शान्ति का वास हो, ब्रह्म प्यारे | तेरी भकक्‍ती में * ॥१॥। 
सर्व गतियों में रह गति से न्‍्यारे, सर्ब भावों में रह उनसे न्यारे। 
सर्वंगत आत्मगत, रत न नाहों बिरत, ब्रह्म प्यारे । तेरी भकक्‍ती में'*'॥२॥। 

सिद्धि जिनने मि अब तक है पाई, तेरा आश्रय हो उसमे सहाई। 

मेरे संकट हरण, ज्ञान दर्शन चरण, ब्रह्म प्यारे। तेरो भवती में ' ॥३॥। 


देह कर्मादि सब जग से न्यारे, गुण व पर्णय के भदों से पारे। 

नित्य अन्त: अचल, गुप्त ज्ञायक अमल, अह्य प्यारे तेरी भकक्‍ती में ॥॥४७ 
आपका आप हो प्रेंय तू है, सर्व श्रेयों में नित श्रेय तू है। 
सहजानन्दो प्रमो, अन्तर्यामी विभो, ब्रह्म प्यारे। तेरी भक्ती में ॥५॥ 


5 





गुरुवर्थ पृण्य सहजानन्द जी वर्ण महाराज 


प्रकाशकोीय 


धर्म-प्रेमी बन्धुओं ! आज आपके कर कमलोम समयसार सप्तदशाद्ञी टीकाका प्रकाशन सौपते हुए मुझे 
अतीब हुपष॑ है । अध्यात्म ग्रत्थोमे प्रधान ग्रन्थ समयसार है जिसके रचयिता यूलसघनायक परमपृज्य श्रीमत्कुन्दकुन्दा- 
चार्यदेव है जिनका कि 'मगल भगवान्‌ वीरों मगल गौतपो गणी, मगल कुन्दकुन्दाद्यों जैनधमंरितु मगल'' में गौरव 
के साथ नाम लिया जाता है। समयसार पर तत्त्वज्ञानामृृतपूरित आत्मख्याति टीका है जिसके रचयिता परमपृज्य श्रीमद- 
मृतचन्द्रमूरि है जो टीकाकारोमे मू्॑न्य हैं जिनकी अद्भुत अनेक संस्कृत ग्रन्थोकी रचनाये हैं, जिनके प्रत्येक बचनों 
में तथ्याम्ृत भरा पडा है। मूल ओर संस्कृत टोका दोनोपर सप्तदशाज्ी टीका है जिसके रचयिता अध्यात्मयोगी 
श्रीमत्सहजानन्द महाराज है। इस सप्तदशाड्री टीकाका निर्माण ब प्रकाशन लगातार ही चलता रहा, प्रथम कुछ परष्ठों 
में चतुदंशाज्ी टीका रची गई थी, पश्चात्‌ श्री सुमेरचन्द जी जैन १४ प्रेमपुरी मुजफ्फरतगर जो दर्शनके लिये सरधना 
आये थे उनके हाथ में एक छोटी प्राकृत पुस्तक देखकर महाराजश्री का भाव हुआ कि इसमे प्राकृत नामसज्ञ, 
घातुमज्ञ व प्राकृत पदविवरण ये ३ अग और बढा दिये जाये सो इन तीन के बढनेपर सप्यदशाज़ी टीका हो गई । 
जिन गाथाओं के ३ अग घट गये वे भूमिकाके अन्तम मुद्रित है वे अगले प्रकाशन में सम्मिलित कर दिये जायेगे । 

सदस्योका आग्रह, अध्येताओंकी रूचि, साहित्यमे निष्पक्ष व आगमानुकल प्रतिपादन, उच्च उच्चतर ग्रन्थों 
का सुगम विवेचन, ज्ञानभण्डार महाराजश्री की समाजको अनुपम ज्ञान देन इत्यादि प्र रणाओके कारण सहजानस्द 
साहित्य प्रकाशनकी सेवाका सौभाग्य मुझे सन्‌ १६५५ गे प्राप्त होता चला आ रहा है। प्रूज्य श्री मुनिराजगण, 
त्यागिवग, विद्वान, जिज्ञासु बत्युओ के इस साहित्यके अध्ययनकी रुचि और अध्येताओके हसूचक वचनोसे सुविदित 
हो रहा है कि महाराजश्रो के साहित्यसे भव्यात्माओका कल्याण हो रहा है। आात्मकल्याणार्थी अनेक महापुरुषोंने 
सहजानन्द साहिस्य का अध्ययन मनन कर यह मो भाव व्यक्त किया है कि आजके युगमे अध्यात्मयोगी शुरुवयं 
श्री सहजानन्द (मनोहर जी वर्णी) अद्वितोय ज्ञानभण्डार है । जिन पृज्य श्री मुनिराजों को, त्यागिवर्ग को, ब्रह्मचारियों 
को, श्रावकों को सहजानन्द महाराज से अध्ययन करने का अवसर मिला, उनके हर्षोद्गारों ने मुझे सहजानन्द साहित्य 
प्रकाणनकी सेवाके लिये उत्साहित किया है । 

अनेक तन्वज्ञ अध्येताओने बताया है कि (१) निष्पक्ष तत्त्वज्ञान, (२) शुद्धनयके विषयभूत सहज अखण्ड 
शाघ्वत कारणममसमारश्य चंतत्यस्वभावकी हृष्टिके लक्ष्यसे प्रतिपादन, (३) बंराग्यपूरक वचन, (४) पर- 
मात्मा व सदगृरुओके प्रति समयसारोस्मुखी भवितकों उमंग वे (५) प्रयोगमार्ग इन पछ््चरत्नोसे पूरित होमेके कारण 
सहजानन्द साहित्य परमोपकारी साहित्य है । व्यवहारनयके अविरोधसे मध्यरथ होकर शझद्धद्रव्यनिरुपक निःचयनय 
की मुख्यतासे प्रतितयादक होनसे दशा सहजानन्द साहित्यमें कही भी रचमात्न भी सन्मार्गंसे स्खलित होनेका 
अवसर नही है, प्रत्युूत आषंपरम्पराकी भाति सम्मागंमे निशक निर्बाध बटते चले जानेका व सहजात्मस्वरूपके 
अनुभवनका तथा अलौकिक सहज आनन्द पाते रहनेका सुमविनब्य प्राप्त होता है ! 

श्री सहजानन्द महाराज (मनोहर जी वर्णी) ने गृरुवयं आध्यात्मिक सत श्री गणशप्रसाद जी वर्णी जी 
महाराजके तत्वावधान में ७॥॥ वषंकी आयुमे जैन सस्कृत विद्यालय सागर में छटी कक्षामे प्रविष्ट होकर १० वर्ष 
तक अध्ययन कर सिद्धान्तगारत्री, न्यायणास्त्री, साहित्यशारत्री, न्यायतोथ परीक्षार्यें उत्तोणं की । आप बचपनसे ही 
बिरक्त स्वभावके एवं तीब्रकुशाग्रबुद्धि वाले थे। आप प्रतिदिनका पाठ उसी दिन या समय न मिलने पर दूसरे दिन 
सुबह अपने सहपाठियोकी परढ़ाते थे। इससे सिद्ध है कि आपके ज्ञान और मौलिक वेराग्यकी देनमें पूव॑भवका 
सुसस्कार भी कारण है। आपके द्वारा आध्यात्मिक सैद्धान्तिक दाशंनिक निबन्ध प्रवचन छोटे बड़े सब ५०० ग्रन्थो 
का निर्माण हुआ जिसमे ३०० ग्रन्थ प्रकाशित हो गये, २०० ग्रन्थ प्रकाशित होनेके लिये रखे है । इनके अतिरिवत 
जिनकी रचना प्रारम्भ की व जिनसे सम्बन्धित ग्रन्थ रचे जाने है वे ४५ ओर है। आपके द्वारा इतने दिये गये 
विशाल व सारभूत ज्ञानसाधन से समाज उऋण नहीं हो सकती । 

वर्तमान मे जो ग्रन्य प्रकाशित है उनकी पुस्तकों का विवरण इस प्रकार है-- 


( ३) 


१-- अध्यात्म ग्रन्थ सेट 


आत्मसबोधन 

सहजानन्द गीता मूल 
सहजानन्द गीता अस्वयाथ॑ 
सहजानन्द गीता सतात्पयं 
तत्त्वरहस्य प्रथम भाग 
लघु अध्यात्मचर्चा 
अध्यात्म चर्चा 
अध्यात्मसहस्रो 
समयसारभाष्य पीठिका 

गा, ५». सीर्थ 

सहजानन्द डायरी १६५६ 
सहजानन्द डायरी १६५७ 
सहजानन्द डायरी १६५५ 
सहजानन्द डायरी १६५६ 
सहजानन्द डायरी १६६० 
भागवत धर्म 
समयसार दृष्टान्तममं 


अध्यात्मवत्तावलि प्रथम भाग 

अध्यात्मवत्तावलि द्वितीय भाग 
मनोहर पद्मावलि प्रधम भाग 
मनोहर पद्मावलि द्वितीय भाग 


द्प्दि 

दृष्टि-अथे 

सुवोध पत्नावलि 
स्तोत्र पाठपुञ्ज 
आत्मकीतंन पत्रिका 
आत्मकीर्तन साथ॑ 
वास्तविकता 
अपनी बातचीत 
सामायिक पाठ 
अध्यात्मसूत्र मूल 
अध्यात्मसूत्र साथ 


एकीभाव स्तोत्र अध्यात्मध्वनि 
कल्याणमन्दिर स्तोत्च अध्यात्मध्वनि 


5 


विषापहार स्तोत्र अध्यात्मध्वति 
स्वानुभव 
घ्मं 
आत्म-उपासना 
समयसार महिमा 
अध्यात्मरत्नत्रयी 

४» ४» गाथा सहित 
समयसार एक्सपोजीशन पू० व जी० 
दरब्यसग्रह प्रश्नोत्तरोी टीका 
समाधितन्न्न सतात्पयं॑ 
निष्काम कमंयोग 
अध्यात्मयोग 
द्रव्यदप्ट प्रकाश 
तत्त्वसूत्र मूल 
तत्त्वसूत्र भावाथ॑ 
ज्ञान और विज्ञान 
सहजानन्दबाणी प्रथम भाग 
अध्यात्मभावना 
मगलतन्त्न साथ॑ 
अध्यात्म सिद्धान्त 
आत्मपरिचयन 
पञ्चसृत्री द्वादशी 
सहजानन्दरविह्ा रपौरुष 
सहजानन्द ज्ञाना प्रत 
सहजानन्द वस्तुतथ्य 
सहजानन्द वात्सल्य 
निषेघनवर्ति 
वस्तुविज्ञानतन्त्र 
अविरुद्धनिर्णय 
अहिंसा बनाम शान्ति 
भात्महिसा 
आत्मशत्तु 
समयसार सप्तदशाजड़ी टीका 
वस्तुस्वातन्त्य और निमित्तनैमित्तिक ० 
कारणकायविधान 


( ४ ) 


२- प्रवच्चनशोर्ष सेट 
देव पूजा प्रवचन शीर्ष 
३- अध्यात्म प्रवचन सेट 
धर प्रवचन 
सुख कहाँ प्रथम भाग 
सुख कहाँ द्वितीय भाग 
अध्यात्मसूत्र प्रवचन १, २, ३ भाग 
प्रवच्चनसार प्रवचन १, २ भाग 
३, ४, ५ भाग 
६, ७, ८ माग 
€, १०, ११ भाग 


॥) 7 
| | 


9९ जग 


देवपूजा प्रवचन 

श्रावकषट्करमं प्रवचन 

समयसार प्रवचन १, २ भाग 

३, ४, ५ माग 

६, ७, ८५, € भाग 

१०, ११, १२ माग 
गा #... ३, १४, १४भ ।ग 

परमात्म प्रकाश प्रवचन १-४ भार 

५०८ भाग 


349 १8 
7१ [| 


7) ड़ 


सुख कहाँ १, २ भाग 
». 9 +२ £ भाग 
दशसूद्ष प्रवचन 
भकक्‍तामर स्तोतन्न प्रवचन 
मेरा धर्म 
ब्रह्मविद्या 
कष्टो से कंसे छूटे 
नियमसार प्रवचन १-- ६ माग 
हा ». ७०-११ भाग 
सरल दाशंनिक प्रवचन 
आत्मानुशासन प्रवच्चन १, २, ३ भाग 
| ॥2 ४, ५, ६ भाग 
समाधितन्त् प्रवचन १-४ भाग 
पोडशभावना प्रवचन १, २ भाग 


शानाणंव प्रवचन १-४ माग 
॥8। है। ६-६ १ माग 


ज्ञानाणंव प्रवचन १२-१७ भाग 
3 ४ १८-२१ भाग 

चवित्सस्तवन प्रवचन 
आत्मकीतंन प्रवचन 
सहज परमात्मतत्त्व प्रवचन 
इृष्टोपदेश प्रवचन १, २ भाग 
पञ्चात्तिकाय प्रवचन १-३ भाग 

४, ५, ६ भाग 


3 हे 


सिद्धभक्ति प्रवचन 

पोगप्रक्ति प्रवचन 

समाधिभक्ित प्रवचन 

अनुप्रेक्षा प्रवचन १, २, ३े माग 
गा ४, ५, ६ भाग 

पुरुषाध सिद्ध्युपाय प्रवचन १, ३ 


अध्यात्मसहुस्री प्रवचन १, ३ भाग 
४, ५, ६ भाग 
सप्तम भाग 
८, € भाग 
हा दम भाग 
परमानन्द स्तोत़ प्रवचन 
स्वरूप सम्बोधन प्रवचन 
एकी भावस्तोत् प्रवचन 
परमात्म आरतो प्रवचन 
मोक्षशास्त्र प्रवचन १, २ भाग 
३, ४ भाग 
५-१० भाग 
7 ११, १२ भाग 
समयसार कलह प्रवचन १, २ भाग 
१ ३, ४ भाग 
सहजानन्दक्ञानामृत प्रवचन 
सहजानन्द विह्ारपौरुष प्रवचन 
४--वार्शनिक सेट 
प्रमेयकमलमातंण्ड प्रवचन १, ४ भाग 
प्रभेयकमलमातंण्ड प्रवचन ५, ६, ७ 
८ से १० भाग 


के 4 


7री 4 
हे #ह 


। 


जज 3 


3॥ | 


मै 


का 


4) 77 


प्रमेषकमलमातंण्ड प्रवचन ११ से १४ 
१४ से १७ भाग 
१८ से २० भाग 
२१ से २३ भाग 
र४ से २६ भाग 
१्से६ भाग 
हि ७ से १२ भाग 
सप्तभग तरंगिणी प्रवचन 
परचाध्यायी प्रवचन १ से ५ भाग 
६ से ८ भाग 
६, १० भाग 
११, १२ भाग 
फः १२, १४ मास 
आपग्तपरीक्षा प्रवच्नन ९, २ भाग 
५--बिश्वा सेट 
शिशु धमंबोध प्रथम भाग 
» दितीय भाग 
धर्मंबोध पूर्वाद्ध 
धर्मनोध उत्तरा्दे 
छहढाला टीका 
द्रब्यस प्रह टीका 
मोक्षशास्त्र टीका 
जोवस्थान चर्जा 
लघुजीवस्थान चर्चा 
कर्मक्षपणदर्पण 
सम्यक्त्वलब्धि 
गुणस्थानदपंग 
लघुकमंस्थान चर्चा 
धामिक स्फूट ज्ञान पूर्वाद्धँ 
भावसवर प्रश्नोत्तरी 
नयचक्र प्रकाश 
६--चिन्लान सेट 
समस्थानसृत्र साथ प्रथम स्कध 
४. ितीय स्कधघ 
#.. चतुर्थ स्कंध 
४. तृतीय स्कंध 


अप्टसहल्री प्रबवन 


ज्व १84 


|] ५ 
3१ 


ड् 


का 


ही 
ज्ह 


समस्थानसूत्र साथ पञ्चम स्कंध 
षण्ठ स्कध 
का सप्तम रकध 
समस्थानसूत्र विषय दर्पण 
सिद्धान्त शब्दार्णव सूची 
योग्य आह,र 
वचनालाप 
सात्विक रहन सहन 
सहजानन्द साहित्यज्योति प्रथम माग 


ह्ड 


अध्यात्मयोगी सहजानन्द विर- 
चित उबल ग्रस्थ पुस्तके सब प्रकाशित 
हो चुकी हैं । इनके अतिरिक्‍त इतने 
ही ग्रन्थ पुस्तक प्रकाशित होने को 
रखी है, इनमे कुछ निर्माण में चल 
रही है । 

इनके अतिरिक्त सहूजातनन्‍्द 

साहित्य की अनेक पुस्तक एड्रेसट 
मेल्फ, सेलफफ एडोरेशन आदि अग्रेजी 
में अनुबाद की हुई प्रकाशित हो चुकी 
है । अध्यात्मसिद्धान्त द्व्यमग्रह 
प्रन्‍नोत्तरी टीका आदि अनेक पुस्तकों 
गुजराती भाषा में अनुवादित प्रकाशित 
हो चुकी है। द्रव्यसग्रह प्रश्नोत्तरी 
टीका आदि कुछ पुरतके मराठी में 
अनुवाद की हुई प्रकाशित हुई है । 

इनके अतिरिक्त वर्णी प्रवचन 
मासिक पत्रिका २५४० प्रकाशित हुई 
है। वर्णी प्रवचन का सम्पादन भरी 
सुमेरचन्द जी जैन मुजफ्फरनगर द्वारा 
हो रहा है। सहजानन्द भजनों के 
रिकाई भी ३ बत' गये है, करीब 
१०० भजनों के रिकार्ड बनेगे । 

धमंप्रेमी मुमुक्षजणन सहुजानन्द 

साहित्य से धमंनाभ लेवें । 


भवदीय--सेवक खेमचन्द जैन सन्त्रो सहजानन्द शास्त्रमाला 
>अममायाकवशााबा 339 रक ककया एकता 3४4३७७७७५ ३९००५ ७७५33 33333 ५3333 +म नयी नी-न-नानयननक ++-+-+पकननन--म क+>ननम+-+> ५-33. ३९७ज कमा 


( ४ ) 


यत्‌ किडिचत्‌ 


जून सन्‌ १६७६ में सोनीपत में श्री धनपषालसिह जी जैन सर्राफ, जिन्होंने साहित्य सेट की प्राय. समस्त 
पुस्तको का स्वाध्याय किया है तथा उस सेट की आध्यात्मिक पुस्तकों का तो अनेक बार स्वाध्याय व मनन 
किया है, मेरे पास प्रति दिन करीब १॥ धम्टा दुपहर में बंठकर अपने मसलन और स्वाध्याय किये गये पुस्तकों के 
अपने प्रेरक स्थलों की चर्चा करते थे, मैं भी कुछ सुनाता था । इसी प्रसग में मेरे भाव हुए कि समयसार ग्रन्थ पर 
कुछ सुबोध तथ्य प्रकाशक हिन्दी व्याख्या करू । तब निर्णय किया कि गाथाओ पर तो हिन्दी पद्म (पूर्व लिखित) 
संस्कृत छाया, मुलशब्द, मूलधातु, पद विवरण, अन्बय, अं ब तात्पयं ये आठ बातें लिखें और आत्मख्याति 
पर टीकार्थे, भावार्थ, लिखकर फिर प्रसंग विवरण, तथ्य प्रकाश, सिद्धान्त, दृष्टि व प्रयोग ये सात बाते लिखू । अब 
तथ्यप्रकाश, सिद्धान्त व दृष्टि लिखने के लिये यह आवश्यक हो गया कि (१) यह बताया जाय कि अध्यात्म 
आते तथा जोग्रन्थों मे प्रयुक्त निश्वयनय, व्यवह्व रनय, व्यवहार व उपचार ये चार बोल नंगमादि सात नयो मे से 
किस नय में नही आते उनका आगम में किस प्रकार वर्णन है; (२) भनुक्रम से अनेक दृष्टियो के नाम व लक्षणों 
पर प्रकाश डाला जाय, ताकि प्रत्येक गाथाओ पर तथ्य, सिद्धान्त व दृष्टि प्रकट करने मे सुगमता रहे, एतदर्ं 
प्रकाश नयच ऋलिखना प्रारम्भ किया । 
पदचात्‌ चातुर्मास्य के दिन अत्यन्त निकट थे सो दि० जैन समाज सरधना के आग्रह से सरधना चातुर्मास्य 
हुआ । सरधना समाज के लिये हमारे वर्षायोग की प्रेरणा थ्री विदुषीरत्न वयोवृद्ध पढिता कैलाशबती जैन न्यायतीर्थ 
३ वर्ष से देती आ रही थी । इस बषोयोग में समयसार की हिन्दी टीका करने का और इसी टीका के प्रकाशन 
कार्य का प्रारम्भ हुआ । समयसार का सवंप्रथम समनन स्वाध्याय सनू १६४२ के अन्त में सस्क्ृत टीका पर से 
किया था तब भी भावमिलान करने के लिये श्री प० जयचन्द जी कृत हिन्दी टीका का सहयोग मिला था और अब 
भी भावार्थ में प्रारम्भ में क्‍्वचित्‌ १० जी के भावा्थं के किन्ही वावयों का सहयोग लिया एतदर्थ उनका आभार है। 
विद्याम्यास प्‌ज्यश्री बडे वर्णी जी (श्री १०४ क्षु० गणेशप्रसाद जी वर्णी) एवं चाची जी (श्री सि्धेत चिराजाबाई 
जी) के तत्त्वावधान में हुआ था उनका तो आभार है ही। विश्वपुज्य तीर्थंकर देव व पृज्यश्री कुन्दकुन्दाचार्य अम्नत- 
चन्द्राचायं, समतमद्राचार्य, अकलकदेव आदि ऋषिजनोका तो अनुपम उपकार है । 
इस सन्‌ १६७६ के वर्षायोग में कुछ गाथाओं की टीका लिखे जाने के बीच श्री सुमेरचन्द जी ज॑न १५ प्रेम 
पुरी मुजफ्फरनगर वाले हमसे मिलने सरधना क्षाये, उनके हाथ में एक छोटा प्राकृत व्याकरण था उसे देखकर 
भावना हुई कि इसमें नामसज्ञ (प्राकृत मूलशब्द) धातुसंज्ञ (प्राकृत मूलधातु) व प्राकृत पद विवरण ये तीन बाते और 
बढा दी जावें। तब तक प्राय ३२ पेज छप चुके थे । उसके बाद की कुछ प्रेस कापी मगाई । उसमे थोडी जगह 
मिलने से नामसज्ञ व घातुसज्ञ बढा दिये गये और बाद की गाथाओ मे प्राकृत पद विवरण भी बढा दिया गया। इस 
प्रकार १८ बातें हो गई--१- हिन्दी पद्म, २- संस्कृत छाया, ३- नामसज्ञ, ४- घातुसंश, ५- प्रततिपदिक, ६- मूल- 
धातु, ७- प्राकृत पदविवरण, ५- संस्कृत पदविवरण, &€- अन्वय, १०- अधं, ११- तात्पयं, १२- टीकार्थ, १३- 
भावाथं, १४- प्रसंग विवरण, १५- तथ्य प्रकाश, १६- सिद्धान्त, १७- दृष्टि, १८- प्रयोग । जिन गाथाओं के नाम- 
संज्, घातुसंज, प्राकृत पदविवरण कुछ पॉड्लिपि बनने व प्रेस में जाने के कारण छूट गये हैं । उनको अगले प्रकाशन 
में सम्मिलित किया जा सकेगा । यह टीका आत्मदृष्टि का बार-बार अवसर पाने के लिये लिखी गई। धरमंप्रंमी बन्धु 
भी इन्ही प्रयोजनों से स्वाध्याय करें व इसमें जो सुधार व बढ।व उचित समझें उससे हमें सूचित करें तथा स्वा- 
ध्याय मनन होने प्राप्त लाभ की कभी-कभी सूचना दें ताकि मुझे आत्मदृष्टि के लिये और भी प्रेरणा प्राप्त हो । 
विज्षेष्वल मधिकेन । 
सनोहर वर्णो सहुजानन्द 


समयसार भहिमा 


सभी जीव शाश्वत शान्ति चाहते हैं और एतदर्थ ही भरसक प्रयत्न करते हैं। जो जीव विषय भोगोमे ही 
आनन्द मानते हैं औौर विषय भोगोके बाधक निर्मित्तोसे द्वष एवं कलह करके शान्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उन 
जोवोकी तो इसमे चर्चा हो नहीं करना है । जो अलौकिक उपामोसे शास्तिका मार्ग ढ'ढते है, उनकी ही छुछ चर्चाओं के 
बाद परिणामस्वरूप हितकर प्रकृत बातपर आना है। 
स्‍ कुछ विवेकी महानुभावोकी धारणा है :--कि जिस परम ब्रह्म परमेश्वरने अपनी सृष्टि की है उस परम 
पता परमात्माकी उपासनासे हो दुखोसे मुक्ति हो सकती है । 

कुछ बिवेकी महानुभावोकी धारणा है :--कि प्रकृति और पुरुषमे एकत्वका अभ्यास होनेसे ही क्लेश एवं 
जन्म-परम्परा हुई है, सो प्रकृति और पुरुषका प्रेदज्ञान कर लेनेसे ही क्लेश एवं जन्म-परम्परासे मुक्ति मिल 
सकती है। 


कुछ विवेकी महानुभावोकी धारणा है कि :--क्षणिक चित्तवृत्तियोमें जो आत्मा माननेका भ्रम है इस 
आत्मपश्रमसे सारा बलेश है, सो आत्माका भ्रम समाप्त कर देनेसे ही निर्वाण प्राप्त हो सकता है । 

कुछ विवेकी महानुभावोकी धारणा है कि :--आत्मा तो शाश्वत निधिकार है। उसमे विकारका जब तक 
भ्रम है तब तक जीव दू खी है, विकारका भ्रम समाप्त होनेसे ही जीव शान्ति प्राप्त कर सकता है । 

कुछ विवेक्ी महान्‌ भावोकी घारणा है कि :--दुष्क्रमोंसे ही जीव सासारिक यातनाएं सहता है, और यात॑- 
नाओसे मुक्ति पाना सत्कर्म करनेसे ही सम्भव है । 

और कुछ विवेकी महानुभावोकी घारणा है कि :---विकल्पात्मक विविध उपयोगोसे ही जीवका सक्षार 
परिभ्रमण चल रहा है। इस भवश्रमणकी तिवृत्ति निविकल्प समाधिसे दी हो सकती है । 

इत्यादि प्रज्ञापूर्ण अनेक धारणाएं है। इनमेंसे किसी भी घारणाको असत्य नहीं कहा जा सकता ओर यह 
भो नहीं कहा जा सकता कि इसमें कोई भी धारणा किसी दूसरेके विरुद्ध है। इन सब धारणाओका जो लक्ष्य है वह 
सब है एक ' समयसार। 

एक समयमार के यथार्थ परिज्ञानमे उक्त समस्त उपाय गरभित है। एक समयसारके परिज्ञानसे उक्त सब 
उपाय कंसे प्रचलित द्वो जाते हैं यह बात अभिधेय समयसारके यत्‌किचित्‌ अभिघानकें पश्चातु कही तो विशद उकितियों- 
में और कही फलिताथंरूपमे प्रकट हो ही जावेगी । अतः अन्य कोई विस्तृत विवेचन न करके अब समयसारके सम्बन्धमें 
ही सक्षिप्त प्रकाश डाला जाता है। ' 


5 


समफयसारर का श्रव 


समय शब्दके दो अर्थ हैं .---१-समस्त पदार्थ, २-आत्मा । इनमे अर्थात्‌ समस्त पदार्थामि अथवा आत्मामें 
जो सार हो वह समयसार कहलाता है। 'सम्‌ू--एकीभावेन स्वगरुणपर्यायान्‌ गच्छति' इस निरुक्तिसे समय शब्दका 
श्र्थ समस्त पदार्थोमे घटित होता है, क्योंकि सभी पदार्थ अपने-अपने ही गुण पर्यायोको प्राप्त है। 'सम--एकत्वेन 
युगपत्‌ अयते गरुछति, जानाति' इस निरुक्तिसे समय शब्दका अर्थ आत्मा होता है, क्योक्ति आत्म--पदार्थे ही 
जानने वाला है और उसका स्वभाव सर्व पदार्थोकों एकल्वरूप अर्थात्‌ केवल उसका सत्तात्मक बोध एक साथ 
जानने का है। 


अब सब पदार्थामि सार कहो तो वह आत्मा नामका पदार्थ है और उसमें भो निरपेक्ष, शाश्वत, सहण, 
एक स्वरूप आत्मस्वभाव (चैतन्य स्वभाव) की दृष्टिसे दृष्ट आत्म-तत््व सार है। इसी प्रकार दूसरी निरुवितसे 
भी यही समयसार वाच्य है। समयतप्तार के अपर नाम--पअ्रह्म, परम-ब्रह्म, परमेश्वर, कारण परमात्मा, जगतृपिता, 


शूद्धंवेतन, परम-पारिणामिक भाव, शुद्धचेतता, सर्वविशुद्ध, चिन्मात्र, चैतन्य, प्रभू, विभू, अद्वे त, विष्ण, ब्रह्मा, परमज्योति 
और शिव इत्यादि अनेक हैं । 
यह समयसार अजर, अमर, अविकार शुद्ध, बुद्ध, नित्य, निरजन, अपरिणामी,शव, अचल, एक-शायक-स्वरूप 
अनतरसनिर्भर, सहजानन्दमय, चिन्मात्र, सहजसिद्ध, अकलक, सर्वविशुद्ध, शानमात्र, सच्चिदानन्द स्वरूप इत्यादि अनेक 
द्वार से सम्वेय है । 
बस्तु-व्यवस्था 


समयसारके विशद परिज्ञानका उपाय भेद-विज्ञान है। अनेक पदार्थोकों स्व स्व लक्षणोंसे प्रथक्‌-प्रथर्‌ 
नियत कर देना और उनमे से उपादेय पदार्थकों लक्षित और उससे समस्त पदार्थोको उपेक्षित कर देनेको भेद-विज्ञान 
'कहते है । प्रकृत भेद-विज्ञाकेक लिए आत्म-अनात्मस्वरूप समस्त पदा्थोका जान लेना प्रथम आवश्यक है। इस 
जानकारीके लिए समस्त पदार्थ कितने है यह जानना आवश्यक है। इस जानकारीके लिये आखिर एक पदार्थ होता 
कितना है यह भी जानना आवश्यक है। 
एक परिणमन जितने प्रेमें होना ही पडे और जितनेसे बाहर त्रिकालमे भी कभी न हो सके, उतने को 
एक पदार्थ कहते हैं । जैसे---विचार, सुख, दुख, अनुभव आदि कोई परिणमन मेरा, केवल मेरे आत्मामे, व वह भी 
समस्त प्रदेशों होता है और मेरे आत्म-प्रदेशोसे बाहर अन्यत्र कभी नहीं हो सकता। इसलिए यह में आत्मा एक 
पदार्थ हू । इसी प्रकार सब आत्मा हैं। इस तरह विश्वमे अक्षय अतन्तानन्त आत्मा है। दृश्यमान स्कंघोमे जो कुछ 
दीखता है वह एक एक नही है, क्योंकि जलनेसे या अन्य हेतुओसे या समय व्यतीत होनेसे उस एक पिण्डमे एक 
जगह तो रूप-परिवततंन और तरह देखा जाता है, किन्तु वह परिवतंन सवंत्र नही होता । इसी प्रकार रस, गन्ध, स्पर्श 
मे भी विविधता देखी जाती है। एक पदार्थका जो लक्षण है उसके अनुसार यह निर्णीत होता है कि इन पिण्डोमे एक 
एक परमाणु करके अनन्त परमाणु हैं और वे एक-एक द्रव्य हैं। क्योकि एक पदार्धका लक्षण इनमे घटित हो जाता 
है। इस तरह जब दृश्यमान छोटे से पिण्डमे अनन्त परमाणु हैं तब समस्त विश्वमे तो अक्षय अनन्तानत परमाण हैं । 
यह सुश्िद्ध बात है । इन परमाणुओ को पुद्गल कहते है, क्योंकि इनमे पूर पूर कर एक पिण्ड होनेकी व गल-गलकर 
'धुलः बिखरनेकी योग्यता है। अनन्तानन्त जीव ब अन्तानन्त पुद्गलद्रव्योके चलनेमे जो उदासीन सहायक द्रव्य है, वह 
संमंद्रव्य है, और वह एक है । अनस्नानन्त जीब व अनन्तानन्त पुदगलद्रब्य के चलकर ठहरनेमे जो उदासीन सहायक 
द्रव्य है, वह अधर्मंद्रव्य है, वह भी एक है। समस्त जीव व पुद्गल, घ्मद्रव्य, अधरमंद्रव्य आदि ममस्त द्रव्योके अवगाह 
का जो उदारीन हेतु है ऐसा आकाश एक द्रव्य है। इन सबके परिणमनका जो उदासीन हेतुरूप है वह काल द्रव्य है। 
काल द्रव्य असंख्यात है। वे लोकाकाश (जितने आकाशमे सब द्रव्य है) के एक एक प्रदेशपर एक एक स्थित हैं । 
आकाश द्रव्य एक है। इस प्रकार अनन्तानन्त आत्मा, अनन्तानन्त पुद्गल, एक धर्म द्रव्य, एक अधर्म द्रव्य, एक आकाण 
द्रव्ध व असख्यात काल द्रथ्य ऐस अनन्तानन्त पदार्थ है। 8 कम 2०2 आल ओम न 0 जज ० 


समयसारके परिज्ञानके लिए अब अनन्तानन्त पदार्थो्में से एक आत्मा स्वके रूपमे और अवशिष्ट अन्य 
'अनन्तानन्त आत्मा, अनन्तानन्त पुद्गल, एक धर्म द्रव्य, एक अधमं द्रव्य एक आकाश द्रव्य, असख्यात काल द्र॒ष्य इन 
सबको परके रूपमें जानता चाहिये । इसके अनन्तर उस एक आत्मामे भी उन सभी ग्रुण व सभी पर्यायोकी दृष्टि / 
मौण करके सनातन एक चेतन्य स्वभाव की दृष्टि करनी चाहिये । | 


जद आका य लकी. ााअ 


जीता ४ 5 





22 
आवद्यक ब ज्ञातव्य दृष्टियां 
समयसारके परिजशञानके लिए समयसतार व समयसारसे भिन्न समस्त परभाव का जानना आवश्यक है और 
आवश्यक है उन समस्त परभावोंसे हटकर एक समयसारका ही उपयोग करना। एतदर्थ वह सब परिज्ञान अनेक 
दृष्टियोंसे आवश्यक होता है । अतः सक्षेपमें आवश्यक दृष्टियोका वर्णन किया जाता है। इसके पश्चात्‌ समयसार 
ग्रन्थमें वणित विषयोंका सक्षेप सारांश प्रकट किया जायगा। दृष्टिके अपर नाम नय, अभिप्राय, आशय, सत इत्यादि 


(5५ ) 


७७७... 7“ ++....__... 





अनेक हैं । इनमें प्रसिद्ध शब्द नय है। नय के मुख्य भेद दो हैं (१) निश्चयनय (२) व्यवहारनय । एक पंदार्थके हो 
जाननेको निश्चनय कहते हैं। अनेक या अन्यके निभित्तसे होने वाले कार्य व्यपदेश आदिके जाननेको व्यवहारनय 
कहते हैं । चू कि पदार्थोको केवल भी जाना जा सकता है, संयुक्त या सहयोगी भावों द्वारा भी जाना जा सकता है, 
इसलिये नयोंकी द्विविधता होना प्राकृतिक बात है | 

अथवा परदार्थोको भेदरूपसे जाननेकों व्यवहार कहते हैं और अभेदरूपसे जाननेको निश्चयनय कहते 
हैं। निश्चयनय एक व अभेद अथवा एक या अभेदको जानता है, व्यवहारनतय अनेक व भेद अथवा अनेक या भेदको 
जानता है । इस कारण कितने ही निश्चयनय उसके सामने अन्य अन्‍्तरंगकी दृष्टि प्राप्त होनेपर व्यवहारनय हो जाते 
हैं भौर कितने ही व्यवहारनय उसके सामने अन्य अधिक बहिरग की दृष्टि प्राप्त होने पर निश्वयनय हो जाते हैं । फिर 
भी माध्यम द्वारा नयोका सक्षिप्त विस्तार किया जाता है :--- 


रन विश्चयनयके [परमगुद्धनिश्चयनय) विवक्षितेकदेशशुद्ध निश्चयनय, शुद्ध निश्वयनय, और अशूद्ध निश्वयनय 
भादि भेद हैं। व्यवहारनयके उपचरित असद्भूत व्यवहार, अनुपचरित असदुभूत व्यवहार, उपचरित सद्भूत व्यवहार 
और अनुपचरित सद्भूत व्यवहार आदि भेद है । 
परम शुद्ध निश्चयनय--परिणमन व शक्तिभेद (गुण) की दृष्टि गौण कर एक स्वश्ावमय पदार्थकों जानना 
परमणशुद्ध निश्चयनय है, जैसे आत्मा चित्स्वरूप है। इसी नय का विषय समयसार है। 
विवक्षितकदेशशद्ध निश्चयनय-- उपादेय तत्वको शुद्ध निरखकर विकारका उपाधिसे सम्बन्ध जाननेको 
विवक्षतकदेशशुद्ध निश्वयनय कहते है; जेसे रागादि पौदूगलिक हैं। यह आशय अशुद्ध मिश्चयनयकी मुख्यता होने पर 
ब्यवहारनय हो जाता है। 
शुद्ध निश्वयनय--शुद्धपर्यायपरिणत पदार्थके जाननेको शुद्ध निश्चयनय कहते हैं ज॑से सिद्ध प्रभु शुद्ध हैं। 
अशुद्ध निप्ययनय--अशुद्धपर्यायपरिणत पदार्थके जाननेको अशुद्ध निश्वयनय कहते हैं। जैसे रागादि मान्‌ 
ससारी जीव हैं । 
उपचरित असदभूत व्यवहारनथ--अन्य उपाधिके निमित्तसे होने वाले प्रकट परभावको निमित्तसे उपचरित 
करना उपचरित असद्भूत व्यवहारनय है जसे--अनुभूत विकारभाव पुदूगल कमंके कारण जीवमे हुए है । 
अनुपचरित असदुभूत व्यवहारनय --अन्य उपाधिके निमित्तसे होने वाले सूक्ष्म (अप्रकट) विकारकों कहना 
अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय है, जैसे औपाधिक अबुद्धिगत जीवके विकार भाव। 
उपचरित सद्भूत व्यवहारनय :--उपाधि के क्षयोपशम से प्रकट होने वाले जीव के ग्रंणो का विकास उप- 
चरित सद्भूत व्यवहारनय है, जैसे जीव के मतिशान । 
अनुपचरित सद्भूत व्यवहारनय--जीवके निरपेक्ष आदिक स्वभाव-भावको ग्रुण-गुणीका भेद करके कहना 
अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय है, जैसे जीवके ज्ञानादि गुण । 
इस प्रकार अन्तरगसे बहिरगकी ओर, बहिरगसे अन्तरगकी ओर अभिप्रायोका भालोडन विलोडन करके 
समय (आत्मा) का सम्यक्‌ प्रकारसे निश्चय किया जाय और पश्चात्‌ अनेक निश्चयनयोमें से निकल कर परम शुद्ध 


निशच्यनयका अवलम्बन करके समयसारका परिज्ञान किया जावे और फिर परमशुद्धनिश्वयनयके आशयसे भी सहज 
छूटकर समयसारका अनुभव किया जावे । 


समयसारका! विधय विभाग 


समयसार आत्मतत्त्वकी विवेचनाका अनुपम ग्रन्थ है। इस ग्रन्थका प्राकृत भाषामें नाम' 'समयपाहुड” है, 
जिसका संस्कृतानुवाद है समयप्राभृत । प्राभुतका अर्थ भेट भी होता है जिससे यह ध्वन्तित हुवा कि समय श्र्थात्‌ शुद्ध 
आत्मतत्वकी जिज्ञासा करने वाले मुमुक्षु समयसार (कारणपरमात्मा या निर्दोषपस्मात्मा) राजाके दर्शन करनेके 
लिये उद्यम करे तो इस मेटका (ग्रन्थका) उपयोग करें । यदि कोई यह जानना चाहे कि जैन सिद्धान्तमें वर्तमान सर्व- 


( ६ ) 


प्रमुख ब्यवहारोपयोगी ग्रन्थ कौन है तो यह निःशंक कहा जा सकता है कि एक तत्त्वार्थ-सूत्र और दूसरा समग्रसार | मे 
दो ग्रन्थ प्रमुख लोकोपयोगी हैं। समयसारमे तो आत्म-तत्व विषयक सुविवेचना है और तत्त्वाथंसूत्रमें पदार्थंक्री विविध 
बिपषयक सुविवेचता है । 

समयार ग्रन्थका प्रतिपाद्य विषय विस्तृत है । अतः इसके मूलकर्ता (गाथाकार) पृज्य श्रीमत्कुन्दकुन्दा- 
बाय) की रचना इस प्रकार हुई है :--प्रारम्भ की १२ गाया त्तो समयसारकी पीठिका है। पश्चात्‌ मुख्य निषय 
जीवके स्वरूपका है सो जीबाधिकार आया। पश्चात्‌ अजीवाधिकार प्राया। पश्चात्‌ जीव-अजीवके बन्धनके मूल 
का अर्थात्‌ कत्‌-कर्ं-भावका अधिकार आया। पश्चात्‌ कतृ कम भावके परिणाम स्वरूप अथवा संसारके प्रधान 
एक भाव निभित्तभूत पुष्यपापक्ंका अधिकार आया। पश्चात्‌ पण्यपापकर्मके द्वारभूत आख््रवका अधिकार आया। 
इसके पश्चात्‌ आख़बके विपक्षी अथवा मुक्तिके मूल उपायभूत सवरका अधिकार आया। पश्चात्‌ खवरके होनेपर 
कार्यकारी एवं मोक्षके साधनभूत निजंराका अधिकार आया। पश्चात्‌ मोक्षके विपक्षभूत बन्धका श्रधिकार आया। 
पश्चात्‌ मोक्षका अधिकार आया। पश्चात्‌ मुक्ति के सर्व उपायोके लक्ष्यभूत समयसारका विशुद्ध वर्णन करनेके लिए 
सवविशुद्ध ज्ञानाधिकार आया । अन्तमे इसी तत्त्वका तथा पू्वंमे उक्त व अनुकतत विषयोका उपसहार करने वाला 
परिशिष्ट रूप स्याह्वाद अधिकार आया । 

इस प्रकार इस समयमार ग्रस्थमे (१) पीठिका (२) जीवाधिकार (३) अजीवाधिकार (४) कत्‌-कर्मा 
विकार । (५) पुण्य-पापाधिकार (६) आख्रवाधिकार (७) सवराधिकार (८) निर्जराधिकार (६) बघाशिकार (१०) 
मोक्षाधिकार (११) सर्वविशुद्ध आनाधिकार (१२) चलिकाधिकार और (१३) स्याद्वादाधिकार आये। इन १३ अधिकारो 
में आत्मतत््व का वर्णन किया है। अद्यतन प्रसिद्धिके अनुसार पीठिका वे जीवाधिकारका वर्णन एक धारामें होनेके 
हेसु इन दो अधिकारोका एक पूवरग हो जानेस्ते, व अजीवाधिकारमे हो विधि-निषेधके रूपमे जीवका वर्णन आ 
जानेके हेलु प्रजीवाधिकार हो जानेसे, तथा सर्वविशुद शानताधिकार व चूलिकाधिकार का विपय भी एक धारामे चलने 
से एवं स्थाद्राद (परिशिष्ट) अधिकार समय प्राभृत ग्रन्य के टीकाकार पृज्य श्री अमृतचन्दजी सूरि की स्वतस्त्र रचना 
होने से (?) पूर्वरग (२) जीवाजीवाधिकरार (३) कत्‌ कर्माघिकार (४) पृण्य-पापाधिकार (५) आराबाधिकार (६) 
सबराधिकार (७) निर्जराधिकार (८) बधाधिकार (४६) मोक्षाधकार (१०) सववविशज्जञानाधिकार । इम प्रकार ६० 
अधिकार हैं । 

अब समयसार ग्रस्थके उक्त अधिकारोमे किस किस विषयका वर्णन है, इसपर सक्षेपमे प्रकाश डाला जाता 

है ताकि यह भी सुगमतासे जाननेमें आ सके कि द्वेतभावसे की गई अनेक ऋषियोकी पूर्वोकत विभिन्‍न आध्यात्मिक 

धारणाओका लक्ष्य भी यही समयसार है, चाहे उनमे से किसीने उसपर लक्ष्य कर पाया द्वो या न कर पाया हो । 


पोढिका 


सर्व प्रथम समयसारके पूर्ण अनुरूप विकास अर्थात्‌ सिद्ध प्रभुको नमस्कार करके समय (सामान्य आत्मा) 
का इस प्रकार सकेत किया है कि समयकी दो अवस्थाये होती है (१) स्वममय (शुद्धावरथा) (२) परसमय (अश्‌द्धा- 
वसस्‍्था) । जो अपने दर्शन-ज्ञान-चरित्रमे स्थित हो, अर्थात्‌ शुद्ध ज्ञान-दर्शनयमथ निज परमात्मतत्वकी रुचि, सर्वित्ति व 
निश्चल अनुभूतिसे परिणत हो, सो स्वसमय है और जो ओऔवयाधिक भावोमे रिथत हो सो परसमय है। ये दोनों 
अबस्थायें जिस एक पदार्थकी हैं वह समय है। अन्य सर्व परपदार्थोपे, सर्व पर्यायोसे भिन्‍ने देखा गया, केवल यही 
समय समयसार कहलाता है । 
ससारी जीवोने इस समयसारकी दृष्टि नही को । इसी कारण इसे जीवलोकमें आपत्तियोका भाजन होना 
पड़ा है। इस समयसारका वर्णन करनेके पहले ग्रन्धकर्ता श्रीमत्कुन्दकुन्दाचाय स्वय कहते हैं कि इस समयसार 
(एकल्व विभकत आत्मा) को आत्मविभव द्वारा दिखाऊंगा, यदि दिखा दू तो स्वयं अपने विभवसे प्रमाण करना, यदि 
दिखानेमे चूक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना । दिद्धाता शब्दों द्वारा ही तो हो रहा है, यह कफ्िया नयगर्भित है 
| अत: सुननेमे सयका ठीक उपयोग व करनेसे श्रोवाका चुकना सम्भव है। इस ही बातकों अपनेपर लेनेसे प्रन्थकर्ताकी 
| कितनी निर्गवंता प्रकट हुई है ओर स्वय अनुभवसे प्रमाण करता चाहिये इस भाव द्वारा वस्तुस्वातन्त्यकी प्रतीति 


६६%: 


प्रकट हुई है; इससे सहसा विवेच्य विषयपर श्रद्धा होती है तथा मनन कर लेनेसे तो दृढ प्रतीति हो ही जावेगो 
क्योंकि इस विवेचनामे सब वैज्ञानिक पद्धति है । 

समयसार अर्थात्‌ शुद्ध आत्मतत्वका लक्ष्य इस प्रकार किया गया है, कि जोन प्रमत्त या कषायसहित है 
और न अश्रमत्त या कषायरहित है, किन्तु एक शुद्ध ज्ञायक-भावमय है, वह शुद्ध आत्मा है। इस शुद्ध आत्मामें बन्धकी 
कथा तो दूर ही रहो इसमे ज्ञान-दर्शन-चरित्र आदिक गुणभेद भी नही है । फिर भी बुद्धिमें गुणभेद आदि किये बिना 
परमार्थभूत आत्माको समझाया नहीं जा सकता । इसलिये गुणभेद आदि निरूपक व्यवहार परमार्थका प्रतिपादक होनेसे 
बकतब्यं होता है भौर यह व्यवहार पहिली पदवीमे प्रयोजनबान्‌ है, किन्तु परमार्थभूत चंतन्यमात्र आत्मतत्वके अवलोकन 
करने वालोंको व्यवहार प्रयोजनवान्‌ नही है। 


गग्रधिकार-गाया 


उक्त प्रकारसे एकत्वविभकत शुद्ध आत्मा अथवा समयसारका संक्षेपमे बर्शान किया गया है उसी को विस्तृत 
रूपमे कहनेके लिये एक अधिकार गाथा ग्रन्थ कर्ता ने दी है । 


भूयत्येणाभिगदा जीवाजीवा य पुण्ण पाव च। 
आसव सवबर णिज्जर बधों मोवखो य सम्मत्त ॥। 


भूतार्थनयसे जाने गये जीव, अजीव, पुण्य-पाप, आखव, सवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष सम्यवत्व है। यहा 
कारणमे कायेका उपचार करके सम्यकत्वका वर्णन किया है, जिससे यह भाव निकला कि भूतार्थ नयसे जाने गये 
जीवादि नवतत्व सम्यक्‍त्वके कारण हैं। गुण पर्यायोके भेदसे उठाकर एकत्वमे ले जाने वाले नयकों भूतार्थनय कहते| 
हैं । इस गाथामे अधिकारसची भौ आ गई । आध्यात्मिक ग्रन्थोंमे आवश्यक कतंव्य होनेसे केवल कतूं कर्माधिकार व 
सर्वेविशुद्धज्ञानाधिकार और कहना पड़ा | चुलिका तो प्राय. सर्वत्र आपतित होती ही है । 


उपनत नव तत्त्वोमे जीव व अजोव तो द्रव्य है व पुण्य-पाप, आखसत्रव आदि पर्याये है। इसी कारण ये मातो जीव 
रूप भी कहे गये है और अजीवरूप भी कहे गये हैं । जैसे जीव पुण्य, अजीव पुण्य आदि । जीवकी परिणतिया जीवपुण्य 
आदि हैं व अजीव (कर्म) की परिणतिया अजीवपुृण्य आदि है। जीवपरिणतियोंके द्वारसे चलकर उन परिणतियोके , 
स्रोतभूत गुणपर आना और गुणद्वारसे चलकर ग्रुणोके अभेद पुरुज अथवा गुणोंके श्रोतभूत जीवद्रव्यपर आना यह | 
भूतार्थ नयकी पद्धति है। इसी प्रकार अजीवमे भी लगानी चाहिये। यह स्वविषय ग्रन्थके अध्ययनसे स्पष्ट करना 
चाहिये । यहाँ तो विषयोका दिग्मात्र ही दिखाना है । 


रोवाधिकार 


जीवाधिकारमे सर्वप्रथम ही शुद्ध आत्माके स्वरूप, स्वाभी व उपायका ही एकदम सुगम रीतिसे वर्णन कर 
दिया गया है, कि जो अपनी आत्माकों (अपने आपको) अवद्भ, अस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशिष्ट व अमंयुकत देखता 
है उसे शूद्धनय जानो, जथवा शद्ध-नयसे जैसा शुद्ध आत्मतत्त्व देखा जाता है आत्मतत्तव वैसा ही शुद्ध जानो । यही जिन 
शासनका सार है। 

इस शुद्ध आत्माका श्रद्धान ज्ञान व आचरण करना चाहिये । वस्तुत, श्रद्धान-ज्ञान-आचरण भी आत्मा ही है । 
यद्यपि यह आत्मा स्वभावमे ही ज्ञानमय है किन्तु इसकी निजतत्त्वपर दृष्टि नहीं हुई; अत. इसकी उपासनाका भादेश ! 
दिया गया है। 

समयसारका परिचय न होनेसे जीवकी दृष्टि कर्म, शरीर व विभावमे “यह मे हूं या ये मेरे हैं” ऐसी 
मान्यताकी हो जाती है, और जबतक ऐसी दृष्टि रहती है तबतक यहू जीव अज्ञानी कहलाता है। इतना ही नहीं 
अज्ञानी जीवके भूत, भविष्यत॒का भी परिग्रह लगा रहता है। अज्ञानीके यह धारणा रहती है कि शरीरादिक मे हू ये 
मेरे हैं, मै इनका हूं ये मेरे थे, मे हनका था, ये मेरे होगे, में इनका होऊगा इत्यादि । 


( ११ ) 


+ 


| 
मे 
ई 


परन्तु शरीरादिक अजीव पदार्थ व चेतन आत्मा एक कंसे हो सकते हैं ? क्योंकि जीव तो ज्ञानलक्षण वाला 
है भौर अजीव ज्ञानरहित है । है आत्मन्‌ ! तू शरीर नही है, किन्तु शरीरका अभी पड़ोसी है, शरीरसे भिन्‍न उपयोग- 
स्वरूप अपने आत्माकों देख | 

चूंकि जीवलोककों इस शरीररूपमे ही जीवका परिचय रहा है और कभी धर भी चला तो इसी पद्धति 
से । इसो कारण उक्त उपदेशकी बात सुनते ही कोई शिष्य पूछता है कि प्रभो | शरीरसे भिन्‍न आत्मा कहाँ है ? शरीर 
ही जीव है, यदि शरीर ही जीव न होता तो तोथंकर देवकी जो ऐसी स्तुति की जाती है कि आपको कांति दसों 
दिशाओमें फैल जाती है, आपका रूप बडा मनोहारी है, आपके १००८ शुम लक्षण हैं, इत्यादि सब स्तुति भिथ्या हो 
जवेगी तथा आचाय॑ परमेप्ठीकी जो स्तुति की जाती है कि आप देश, जाति व कालसे शद्ध है, शुद्ध मत, वचन, काय 
वाले हैं इत्यादि, वह भी स्तुति मिथ्या हो जावेगी । इसका पुज्य श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्य उत्तर देते हैं-- 

नय दो प्रकार के होते हैं (१) व्यवहारनय (२) निश्चयनय । व्यवहारनयसे तो देह व जीवका सगोग 
सम्बन्ध है, इसलिये देह व जीवमे कथचित्‌ एकत्व मान लिया जाता है, परन्तु निश्चयनयते जीवमे ही जीव है. देह 
जीव हो ही नहीं सकता । शरीरकी स्तुतिसे आत्माकी स्तुति व्यवहाररूपसे कथचित्‌ हो सकती है, निश्चयनयसे तो 
शरीरके गुण आत्माके कुछ नही है, इसलिये शरीरकी स्तुतिसे आत्माकी स्तुति नहीं होती, आत्माकी स्तुतिसे ही 
। आत्माकी स्तुति होती है | यहाँ यह अवश्य जान लना चाहिये कि जो आत्मा आत्मस्वरूपसे बिलकुल अपरिचित है उसके 
| लिये तो व्यवह्वारनयसे भी स्तुति नहीं कहला सकती । 

अब निश्चयरतुति किस प्रकार हो सकती है इस विषयपर आते है । च्‌ कि यह निश्चयस्तुति है, इसलिये जो 
भी विशुद्ध स्थिति कही जावेगी वह आत्माकी ही कही जावेगी । आचार्य पूज्य श्रीमत्कुन्दकुन्द प्रभुके द्वारा कही हुई 
निश्चय-स्तुतिका भाव पृज्य श्री अमृतचन्द्रजो सूरि व्यक्त करते है :--जिन्होंने असग, अखण्ड, चैतन्य स्वभावके अव- 
लम्बन द्वारा जय पदारयोंसे, भावेन्द्रियोते व द्रव्यन्द्रियोसे पृथक अपनी प्रतीति करके इन्द्रियोको जीतकर स्वभावमय 
अपनेको माता है वे जितेन्द्रिय जिन कहलाते हैं। जो द्रव्यमोह वे भावमोहमे अलग अपने आत्माकों अपनेमे लेनेके 
द्वारा मोहको जीतकर परमार्थ सद्र प ज्ञानस्वभावमय अपने आत्पाकों अनुभवते हैं, वे जितमोह कहलाते हैं। 
(पुनश्च) उक्त प्रकारसे मोहको जीत लेनेवाले निर्मल आत्माके मोह ऐसा समूल नष्ट हो जाता है कि फिर कभी भी 
उसका प्रादुर्भाव नही हो सकता | ऐसी उन निर्मल आत्माको क्षीण-मोह कहते हैं। सर्वज्ष, सर्वदर्शी, सहजानन्दमय 
इत्पादि स्तुति भी निश्रवय स्तुति कहलाती है। इन्द्रियोका विजप आत्मज्ञानसे ही है + वस्तुन त्याग ज्ञानस्वरूप ही 
है, क्योकि परको पर जानकर ही त्याग किया जाता है । व पर तो भिन्‍न है ही, मान्यतामे एक कर रकखा था सो 

उचा ज्ञान करना ही उसका त्याग है । 

इस प्रकार प्रासगिक स्तुति-च्चाके बाद अन्तमे दिखाया है कि मम्यज्ञानीकी अन्तर्भावना ऐेसी होती है--- 
मोह मेरा कुछ नही है, में तो एक उपयोगमात्र हू, ज्ञेयाकार व ज्ञेय पदार्थ मेरा कुछ नही है, में तो एक उपयोगमात्र 
हू, में एक (केवल) हू, शुद्ध हू, दर्शनज्ञानमय हू, अमूर्त हु और अन्य कुछ परमाण मात्र भी मेरा कुछ भी नहीं है । 


झजीवाधिकार 


इस अधिकारमे उन सब भावोकों भी अजीव बतलाया है जो जीवके शूद्ध स्वरूपमे नहीं है। भत अजीव 
में अजीव द्रव्य तो है ही, साथ ही औपाधिक भाव भी अजीव है। 

आत्माकों नही जानने वाले अतएवं परभ्ावोको आत्मा मानने वालोंकी विभिन्‍न घारणाय हैं। कोई तो 
राग-ह षको, कोई राग द्व थके सस्कारकों, कोई कर्मको, कोई शरीरको, कोई कर्फलको, कोई सुख दुखको, कोई 
आत्मा व कमंकी मिलावटको इत्यादि अनेक प्रकारसे जीव मानते हैं, किन्तु ये सब जीव नहीं हैं, वर्योकि ये सर्व था 
तो पुद्गलद्गब्यके परिणमन हैं या कर्मरूप पुदललद्रव्यके निर्मित्तसे हुए परिणमन हैं । 

इस अवसरमें यह शंका उत्पन्त हो सकती है कि फिर तो जीवसमास, गुणस्‍्थान भादि की चर्चा अथवा 
बस-स्थावर भेद वाले जीव मानना यह सब जैन शास्त्रोमे क्‍यों कहा गया है ? इसका उत्तर यह है कि यह सब 


( (९१२ ) 


व्यवहा रका उपदेश है, जो कि तीर्थंकी प्रबत्तिक निमित्त बतलाना आवश्यक ही है। अच्यथा पटुकामके जीवपर्यायोंकों 
अजीब मानकर जितना चाहे मदित कर दिया जावे, हिसा नहीं होनी चाहिये । फिर तो हिंसाके अभावमे बच्चका 
अभाव व बच्धके अप्ावमें मोक्षका भो अभाव हो जायेगा अथवा उच्छुड्खलता आ जावेगी। हाँ निविकल्प समाधिके 
उद्यम तो शुद्ध चेतस्यस्वरूप ही जोब है, अवशिष्ट भाव सब अभी हैं, इसी दृढ़ धदीतिये काम अलेगा ६. 

अस्तुतः जीवका लक्षण चेतना है। जोव बरों, गन्ध, रस, और स्पर्श, शब्इसे रहित है। जोब वाह्य चिन्ह 
से ब्रहणमें नहीं आ सकता । जीवका सहज नियत सस्थान भी कोई नहीं है तात्पर्य यह है कि चैतन्य भावके 
अतिरिक्त अन्य सब भाव अजीव है | इसी कारण जोवके वर्ण, गन्ब, रस, स्पर्ण, मृतिकता, शरीर, सस्थान सहँनन 
(अस्थिपिजर) राग, द्वंष, मोह, कर्म, शरीर, विचार, योग, वन्ध, उदय, सकलेश, विशुद्धि आदि कुछ नहीं हैं। ये सब 
व्यवहारनयप्ते जीवके कहे गये हैं । व्यवहारनय विरोधक नहीं, किन्तु व्यवहार नय भी वस्तुके किन्ही भावोके जाननेका 
एक तरीका है। जैसे कि जिस रास्तेमे चलते हुए मुसाफिरों को डाकुओं द्वारा लूटा जाता हो, लोग उस रास्तेकों “यह 
रास्ता लूट लिया जाता है” ऐसा कह देते हैं। परन्तु बास्तवमे रास्ता क्या लुटेगा, फिर भी व्यवहारसे ऐसा तो कहा 
ही जाता है, क्योकि लूटने वाले उस रास्तेमें होते है। इसी प्रकार जीवमे बन्धपर्यायसे स्थित कम व शरीरके वर्ग 
क्रादिकों जानकर व्यवहारनयसे कहा जाता है कि जीवमे वर्णादिक है । 

बस्तुत: जीवमे वर्णादिका कुछ भी तादार्म्य नहीं है। यदि जीवके साथ वर्णादिका तादात्म्य मान लिया 
जाता है तब तो अनेक अनिष्टापत्तियाँ आती है-जैसे कि (१) वर्णादिका जिसके साथ तादात्म्य है वह तो पुदूगल 
कहलाता है, यदि कभो ससारी जीव मुक्त हो तो यहो माना जायेगा कि पुदगलकों मोक्ष हो गया | (२) जीव अजीवका 
कोई भेद नहीं रहा, तो जीव का ही अभाव हो गया इत्यादि । । 

इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि जिनका पुदंगल उपादान है वे परिणमन व जिनका पुद्गल कार्य निमित्त है वे | 
परिणमन ये सब कोई भी परमार्थसे जीवके नही है । इन्हे प्रजीव कहा गया है । ! 

करत -कर्माधिकार 

अधिकार गाधामे यद्यपि कतृ -कमंभाव अधिकारकी कोई सूचना नहीं है, तो भी जीवाजीवाधिकार के पश्चात्‌ 
व आख्रव अधिकारके पहले कतू कम अधिकारका कहना यह दिख्ानेके लिये आवश्यक हुआ है कि जब जीव और 
अजीब स्वतन्त्र द्रव्य है तब जीव व अजोबके सम्बन्ध व बर्ध पर्याय कैसे हो जाती है? इसका उत्तर कतृं-कर्माघिकार 
मे किया गया है । जीव व अजीयका सम्बन्ध वे बन्ध पर्याय कैसे मिट सकती है इसका उत्तर भी उसी अ्धिकारमे 
दिया गया है। जब तक जीव निज-सहज-रवरूप व क्रोधादि औपाधिक भावोगे अन्तर नही जानता है तब तक क्रीधादि | 
भावोकों निज स्वरूपमे जाननेके कारण उनमे जोवकी अ्रवत्ति होगी ही और क्रोधादिमे वर्तने वाले इस जीवके निभित्त-| 
नैमित्तिक सम्बन्धके वशसे पुदुगल कर्म (अजीव) का सचय हो जाता है। पुद्गल कर्मके आनेका नाम अजीवास्तव है 
और जीवमे जो ये क्रोधादिक भाव हुये है उनका नाम जीवाख्रव है | यहाँ एक प्रश्न हो सकता हू कि अजीवासख़बका 
निभित्त तो निज परमे परस्पर कठ कमंभावकी मान्यता है, इस करते करमभावकी मान्यतामे क्या निमित्त है ? उत्तर-- 
इस कतूं-कर्म भावकी मान्यता मे पूर्वचद्ध अजीब कर्मका उदय नि्मित्त है। प्रश्न --इस कमलिव में कया निमित्त 
हुआ था ? उत्तर --इस कर्मासवमे पृवंका स्वपरका कतु -कमं भाव निमित्त हुआ था। इस प्रकार यह अनादिप्रवाहक्रप 
चला आया है। इस स्वपरकतृ कम भाव की प्रवृत्ति भी अनादिसे चली पश्राई हैँ । 

यद्यपि यहाँ ऐसा सम्बन्ध है कि जीवके परिणामकों हेतु प्राकर पुदुंगल कार्माणर्गणाये कम रूपसे परिणम 
जाती है और पुदगल कर्मके उदयकों निमित्त पाकर जीवके ऐसे परिणाम हो जाते है, तो भी जीव व पुदगल का, 
परस्पर कतृ कर्मभाव नही है, क्योकि जीव ने तो पुदगलकमंका कोई ग्रुण या परिणमन करता है और न पुदूगल कम । 
जीवका कोई गुण या परिणशमन करता है । केवल अन्योन्यनिमित्तसे दोनोंका परिणमन हो जाता है । 

इस ही निमित्त-तैमित्तिक-सम्बन्धके कारण व्यवह्रनयसे 'जीव पुद्गलकर्म (दब्यास्रव) का कर्त्ता' और 
'पुदूगल जीवाखवका कर्ता' कहा जाता है। जोवमे अनुभवनशक्ति है, सो वस्तुत: पुदगलकर्मके उदयकों निभित्त पाकर | 
श्लोव अपनेमें आनन्द-श्रद्धा-चारित्रादि गुणोक्ों विकृत परिणमनरूपसे भोगता है तो भी निमित्त-नैभित्तिक सम्बन्धके 


०387 ५) 


हैतु जीव पुदूगलकमंकों भोगता है यह भी व्यवह्ारनयसे कहा जाता है। परमार्थसे जीव न तो पुद्गल कर्मकों करता 
है भौर न पुदूगलकर्मको भोगता है; क्योकि यदि जीव पुदूगल कर्मकों भी करे व भोगे तो एक तो जीव ने अपने 
परिणामकों किया व भोगा और दूसरे पुदूगल कमंको भी किया व भोगा तो इस तरह जोब दो द्रव्योकी क्रियाका 
कर्ता बन जायेगा। ऐसा होनेपर चूकि क्रियाका उस कालमें तादात्म्य रहता है, इस कारण जीब व अजीवमें 
भेद नही रहा अथवा जीव अजीवमें से एकका अथवादोतोका अभाव हो जायेगा इत्यादि अनेक अनिष्टापत्तियाँ हो 

| जायेंगी । एक द्वव्य दो द्रव्योकी क्रियाका कर्ता है, ऐसा अनुभव करने वाला जीव सम्यग्ध्टि नही, किन्तु मिथ्या- 

| दृष्टि है । अर्थात्‌ वस्तुस्वरूपसे विपरीत इृष्टिवाला है। कम उपाधिके निमित्तसे होने वाले क्रोधादिक औपाधिक 
भाव है, उनका भी जीव सहज भावसे याने उपाधिको निर्मित्त पाये बिना कर्ता नहीं है। इन क्रोधादिक परभावोका 
कर्त्ता न तो जीव है और न कर्म; किन्तु बर्मके निमित्तसे जोबके उपादानमे कोधादिक परिणमन होता है। जीव निज, 
सहज, चेतन्य स्वरूप व क्रोधादि परभावोंमे अन्तर नहीं समझता । इसी कारण यह बन्ध होता है यह मौलिक प्रकृत 
बात सिद्ध हुई । 


अब जिज्ञासा होती है कि इस बन्धका अभाव कैसे हो ”? समाधान---जीवकी परभावके प्रति कर्ताकर्मकी 
प्रवत्ति होनेसे बन्ध होता था | जब कर्ता-कमंकी प्रवृत्ति दूर हो जाती है तब बन्धका भी अभाव हो जाता है । 
| प्रश्न---इस कर्ता-कमंप्रवुतिका अभाव कंसे हो जाता है ? उत्तर--जब यह जीव आत्मामे व परभावमे इस प्रकार 
] से अन्तर जान लेता है कि वस्तु स्वभावमात्र होती है, में वस्तु हु, सो में भी स्वभावमात्र ह्‌। स्वभाव कहते है स्वके 
होनेको, में स्वज्ञानमय हू । सो जितना ज्ञानका होना है सो तो में भात्मा हु और क्रीधादिका होना कोधादि है, आत्मा 
(स्व) व क्रीघादि-आस्रवोमें एकवस्तुता नही है । जब जीव ऐसा आत्मा व आख्रवमे अन्तर जान लेता है तभी कर्ता- 
कमंकी प्रवृत्ति दूर हो जाती है और कर्ता-कर्मकी प्रवृत्तिदूर होनेपर पुदूगल कमंबन्ध भी दूर हो जाता है। 
आत्मा और अनात्माके भेदविज्ञानसे उसी कालमे आल्बको निवृत्ति होने लगती है। ज्ञानी जीवके इस 
प्रकारका विशद ज्ञान प्रकट रहता है--में आत्मा सहज पवित्र हु, ज्ञानस्वभावी हू, दुःखका अकारण हू, सम हू, नित्य हु, 
स्ववशरण हू, आनन्दस्वभाव हू, किन्तु ये आख्रव (परभाव) अपवित्र है, विरुद्ध स्वभाववाले है, दु खके कारण है, विषम 
हैं, अनित्य है, अशरण हैं, दु खस्वरूप है ओर इनका दुख ही फल है । में एक हु, शुद्ध है, मोह रागादि परभावरहित हू, 
ज्ञानदर्शनमय हू, में (आत्मा) कमंके परिणमनकों व नोकमंके परिणमनकी नहीं करता हु । पुद्गलकर्म परद्रव्य है। में 
परद्रव्यका ज्ञायक तो हू, किन्तु पर परद्रव्यभे व्यापक नहीं ह। अतएव परद्रब्यकी पर्यायरूपसे परिणमता नही हू 
अर्थात्‌ में परद्रव्यकी परिणतिका कर्ता नहीं है । में पुदुगलकमंके फल सुख दृखादिको जान तो सकता हू, किन्तु 
पुदूगलकमंकी परिणतिका कर्ता नही हू । इसी प्रकार पुद्गलकम भी मेरा कर्ता नहीं है । 
अशुद्ध-निश्चयनयसे आत्मा तो मात्र भ्रपने अशुद्ध भावका कर्ता है, उसको निमिन्त पाकर पुदुगलद्रव्य कर्मरूप 
से स्वयं परिणम जाता है । जेसे कि हवाके चलनेके तिमित्तसे समुद्रमे तरग उठती है । निश्चयसे तरंगोका कर्ता तो 
समुद्र ही है, हवा तो उसमे निमित्त है। हवामे हवाका कार्य है । समुद्रसे समुद्रकी परिणति है। (प्रत्येक द्रभ्यक्ती 
स्वतन्त्र सत्तात्मकताके ज्ञानसे कमंबन्ध रुकता है और परको आत्मा मानने वे आत्माकों पररूप माननेसे कर्मका 
बध होता है ॥ अथवा परकों आत्मा माननेवाला अज्ञानी जीव कर्मका कर्ता होता है। वस्तुत तो अज्ञानी भी कमंका 
कर्ता नही है, परन्तु अपने अशुद्ध भावका कर्ता है। उस अशुद्धमावकों निर्मित्त पाकर कर्मका आख्रव स्वय हो जाता 
है । वस्तुत, कर्माखवका निमित्तरूपसे भी जीव कर्ता नही है, किन्तु उसके योग व उपयोग जो कि अनित्य है, वे अनित्य 
परिणमन ही वहाँ निभित्त है। क्योंकि यह वस्तुस्वभाव अटल है--कि कोई द्वव्य किसी अन्य द्वभ्यके रूप या अन्यके 
गुण-पर्याय रूप नही हो सकता । इसलिये यह सुप्रसिद्ध हुआ कि आत्मा पुद्गलकमंका कर्ता नही है। 


यहाँ दो इृष्टियोसे यह निर्णय करना चाहिये--(१) निश्चयवयसे जीव पुद्गलकर्ंका कर्ता नहीं है। 
(२) व्यवहारनयसे जीव पुद्गलकमंका कर्ता है। (१) निश्यचयनयसे जीव पुद्गलकर्मका भोक्ता नहीं है। (२) 
व्यवहा रनयसे जीव पुदगलकर्ंका भोकता है। (१) निश्चयनयसे जीवमें पुदूगलकर्म बद्ध नहीं है। (२) ज्यवहारनयसे 


( १४) 


जीवमें पुदूगलकर्म बद्ध है (१) भिश्चय्नयसे जीवर्मे राग-देषादि नहीं है । (२) व्यवहारनयसे जीवमें राग 
देषादि है । (१) निश्वयनयसे जीव पुदू्गलके परिणमलका निमिल महों है। (२) व्यवहारनयसे जीव पुद्गलके 
परिणमनका निममित है। इत्यादि अनेक चर्चाये दोनों नयोंसे स्पष्ट कर लेनी चाहिये (पश्चात्‌ समयसारके अनुभवके 
उद्यममे दोनों ही तयपक्षोंकी ग्रहण नहीं करना चाहिये । जैसे कि पूर्ण निर्मेल, देवाधिदेव, सर्वक्ष परमात्मा विजानधन- 
भूत होनेके कारण नयपक्षके परिग्रहसे दूर होनेसे किसी भी नयपक्षकों ग्रहण नहीं करते हैं, इसी प्रकार जिनसज्ञक 
.जिमंलर पम्यरद[टि .तत्त्वज्ञानी, अन्तरात्मा श्रुतज्ञानात्मक विकल्प वाले होकर भी परियग्रहके प्रति उत्सुकतासे निवृत होनेके 
कारण विकल्प-भूमिका से दूर होकर स्वरूपको ही जानते है और किसी भो नयपक्षको ग्रहण नहीं करते हैं, वे ही 
समयसारका अनुभव करते है_) 
पुण्य-पापाधिकार 

मोह व राग षकी प्रवृत्तिके निमित्तसे जिन क्मोका आखव हुआ, उनमें से कारणभूत, शुभ-अशुभ योग 
उपयोगके अनुकल कोई कर्म शुभ प्रकृतिके (पुण्यरूप) व कोई अशुम प्रकृतिके (पापकूप) हो जाते हैं। होओ, फिर 
भी चाहे पुण्य कर्म (सुशील कर्म) हो, चाहे पाप-कर्म (कुशील कर्म) हो; सभी वस्तुतः कुशील हो है, क्योकि सभी फर्म 
ससारमाग्गंके निमित्त है। जैसे कि चाहे सुवर्णवी बेडी हो, चाहे लोहेकी बेडो हो, कंदीके लिये दोनों भारभूत हैं । 
इसलिये दोनो प्रकारके कर्मों अधमार्ग जानकर इनमें या इनके कारणभत भावोंमे व आश्रयभूत विषयोमे मन , 
वचन कायसे राग व संस छोड देता चाहिये | रागी जीव कर्मों को बाधता है व विरागी-आत्मा कर्तेमि छूट जाता | 
है, इसलिए चाहे शुभ कर्म हो, चाहे अशुभ कम हो किसी भी कमंमे राग मत करो । जैसे बनके हाथीकों फमानेके 
लिये शिकारी लोग एक गड्ढेपर बास व कागजकी बड़ी सुन्दर एक हृथिनी बनाते है और सामने एक झूठा हाथी । वन- 
हस्ती हथिनोंके रागमे व दूमरे हाथीकों विषय-वाधक जान कर उससे द्वंषके कारण शौत्न वहा आता है और गडडेमे 
गिर जाता है । तो उस हाथीको गड्ढेका अज्ञानरूप मोह था व सुन्दर हथिनीका राग था व दूसरे हाथीसे द्वप था । 
इस तरह मोह-राग द्वेप वश हाथीन विपत्ति ही पाई । पुण्यकर्म भी झूठी सुन्दर हथिनीके समान विपत्तिमे निमित्त बन 
जाता है। इसलिये किसी भी कर्मम्रे राग मत करो । 

मोह-राग द्वे प ये सभी अज्ञानके विविध रूप हैं। ये भाव जाननेका कार्य नही करते, इसलिये भी अज्ञानरूप 
है । अज्ञानभाव बधऊा हेतु है, व ज्ञानभाव मोक्षका हेतु है। परमार्थमूत ज्ञान हानेपर बाह्य ब्रत नियम तपकी 
विशेषता न द्वो ता भी ज्ञान मोक्षका कारण है। जो परमा्थ वूत समथसारसे अपरिचित है वे ही केवल अशुभ कर्मों 
को ही ब्न्धका कारण जानकर व शुभ कमको मोक्षका कारण जानकर पृण्य कर्मको चाह करते हैं । ै 


सब हो कर्म मोक्षके हेतुभूत सम्यकत्व, ज्ञान व चरित्रका तिरोभाव करने वाले है। इसलिये ज्ञानभाव | 
मोक्षका अर्थात्‌ पूर्ण विकासका हेतु है । अतः सर्वे कर्मोंका राग छोडकर एक निज ज्ञायक स्वभावकी उपासना करना| 
शान्तिका (मोक्ष का) मार्ग है। 

आ्रालवाधिकार 

विकृतरूपसे आनेको आख्॒व कहते हैं। आसत्रवभाव जीवके राग द्वंध मोह भाव है। इनको निमित्त पाकर 
पौदूगलिक कार्माणवर्गंगाओमे भी व्रिकारकी प्रकृति बनती है। इसलिये आख़बका परिणाम होनेसे इन पौद्गलिक 
बर्गणाओमे करमत्व आनेको भी आखब कहते हैं । 

राग ह प्‌ मोह भाव अज्ञानमवशय परिणाम हैं । अज्ञानमय परिणाम अन्नानी जीवके होते है । ज्ञानीके झाममय 
परिणाम होते है। जञानमय परिणामोके द्वारा अज्ञानमय परिणामोका निरोध हो जाता है। अत. ज्ञानी जीवके ज्ञानमय 
परिणाओके द्वारा आखवका निरोध हो जाता है। अतश्च पुद्गलकर्मका अंध नही होता क्योकि अज्ञानमय परिणाम 
ही करत त्वबुद्धिमे प्रेरक होता है, ज्ञानमय परिणाम तो स्वभावका ही उद्भासक है, उससे बन्ध कंसे हो सकता है । 


( १५ ) 


यहाँ कोइ पुरुष ऐसे शंकालु हो सकते है, कि सम्यरदृष्टि ज्ञानी जीवके भी तो दशवें गुणस्थान तक बन्ध 
चलता है, फिर ज्ञानीकों अब्रन्धक कंसे कहा गया है ? सौ उन्हें तीन प्रकारसे बात जानकर अपना चित समाधान रूप 
कर लेना चाहिये। (१) जिस गुणस्थानमें जितनी प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता है, उत्तनी प्रकृतियोंकी अपेक्षा उन्हें 
अबन्धक समझना, (२) जो भी किचित्‌ बंध होता है वह संसारवद्धिकी सामथ्य नहीं रखता, इसलिये अबन्धसम ही 
समझना । (३) ज्ञानी विशेषण कहनेसे उसको केवल ज्ञानपरिणमनरूपसे ही देखना, भनन्‍य परिणमनरूपसे नहीं देखना । 
तब तो यह पूर्ण सिद्ध है कि शानीके किबिन्मात्र भी बध नही होता | 


ज्ञानी जीवके पूर्यसचित कर्म उदयमें आए झड़ जाते हैं, नवीन बधके कारण नहीं बनते, बयोकि ज्ञानीके 


/ विभावमें राण वही रहा । ज्ञानी जीवके जो भी बंध चलता है वह ज्ञानकी जधन्यतासे अनुमीयमान शेष रहे अबुद्धि- 


कलबल- 


पूर्वक रागके कारण होता है । अत. कर्तेव्य तो यही है कि तबतक ज्ञानकी अनवरत उपासना करना चाहिए, जबतक 
ज्ञानका पूर्ण विकास न हो । 

शूद्धनयके विषयभूत समयसारसे च्युत रहकर या होकर जीव रागादि परिणामसे संकीर्ण हो जाता है और 
उसके निमित्तसे पुदू्गल-करमंवर्गणाएँ स्वयं बधरूपसे परिणम जातो है। जैसे किसी पुरुषने आहार ग्रहण किया, यह 
तो उसका बुद्धिपूर्वक कार्य हुआ | अब आगे वह आहार स्वय रस, रुधिर, मल आदि रूप परिणम जाता है और उसका 
जो विपाक होना होता है, होता है। यह सब निमित्त-नैमित्तिक भाववश होता ही है। यदि कोई आसक्तिसे आहार 
ग्रहण करे तो उसे उसके फलमे आहार-विपाकके समय वेदना भीगनी पड़ती है। इसी तरह यदि कोई आसक्तिसे, 
मोहसे विभावराति करे तो तन्निमित्तक हुए कमंबंधके परिपाकसमयमें वेदना भोगनी पड़ती है। इसलिये कहा जा राकता 
है कि “कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेप्‌ कदाचन” । अतः कल्याणार्थीको अपने परिणाम सदा सावधान रखना चाहिए । 


संवराधिकार 
संबर नाम रुकने का है। रागादि भावोके आगमन रुकने के या न आनेको संवर कहते हैं । इस रागादिके सवर 
के परिणाममे कर्मोंका आना भी रुक जाता है। अतः: कर्मोका आना रुक जानेकों भी सबर कहते है। सबर का उपाय 


भेदविज्ञान है। आत्मा तो आानमात्र है और ज[नभावके अतिरित, शेष सर्व, ओपाधरिकआाव अनात्मा है. वहा अब यह 


देखना चाहिये कि ज्ञानमें (उपयोगमे, अथवा आत्मामे) क्रोाधादिक औपाधिक भाव नही हैं ओर क्रीधादिक औषाधिक 
भावोमे उपयोग नही है । क्रोधादिक तो क््यत्तादिक स्वरूपमे है और ज्ञान जानत्तारूपमे ही है । इस भेदविज्ञानसे शुद्धा- 
त्माकी उपलब्धि होती है और शुद्धात्माकों उपलब्धिसे सवर होता है । 

शुद्धात्माको जानता हुआ आत्मा शुद्धात्मा को प्राप्त करता है और अशुद्ध आत्माको जानता हुआ आत्मा अपने 


की अशुद्ध ही पाता रहता है । शुद्धात्माकी प्राप्ति व सत्ररका बुद्धिपूर्वक वे अनुद्धिपूवंक उपाय यह है कि--शुभ तथा 


अशुभ योगमे प्रवर्तते हुये अपने आपको प्रबल भेदविज्ञानके उपयोग द्वारा इस प्रवर्ततसे रोके और शुद्ध चंतन्या- 
त्मक निज आत्मतत्त्वमे प्रतिष्ठित करे । फिर यह आत्मा इच्छा-रह्दित व सग-रहित होकर अपने आपके द्वारा अपने 
आत्माका ध्याता हो जाता है। उस समय एकत्व-विभक्त निज आत्माका ध्यान करता हुआ अर्थात्‌ चैतन्य चमत्कारमात्र 
आत्माका ध्यान करता हुआ निज अकलक आत्माको प्राप्त करता है। यही सबरका प्रकार है व कमंसि मुक्त होने 
का उपाय है । 

तात्पयं यह है कि भेदविज्ञानसे शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होती है, शुद्ध आत्माकी उपलब्धि होनेसे अध्यव- 
सानोका अभाव होता है, अध्यवतानोके अभाव होनेपर मोहका अभाव होता है, मोहभाव का अभाव होनेपर राम- 
द्ेषभाव का अभाव हो जाता है, राग-ढेंष का अभाव होने पर कर्मका अभाव हो जाता है, कर्मका अभाव होनेपर 
सदा के लिये शरीरका अभाव हो जाता है और शरीरका अभाव होनेपर ससारका अभाव हो जाता है। संसार ही 


( १६ ) 


दुःख है, सो दुःखोंका अत्यन्ताभाव हो जाता है। इसलिये भेदविज्ञानकी तब तक निरन्तर भावना करनी भाहिये जब 
तक कि ज्ञान परसे बिलकुल न हूट जावे और ज्ञानमें ही प्रतिष्ठित न हो जावे । 


निर्भ राधिकार 

विकारके झड़नेका नाम निर्जरा है। निर्जरा दो प्रकार की है--(१) भावनि्जरा (२) द्रव्यनिर्जंरा--सुल्ध- « 
दुःख राग हेषादि विभाव जो उदित हुए, वे बधके कारण न बने और झड़ जावे इसका ताम तो भावनिजंरा है ओर हा 
इसी कारण अन्य बधका कारण न बन कर करम्मोंका व अन्य कर्मोंका निष्फल झड़ जाना सो द्रव्य-निजेरा है । 

ज्ञानका ऐसा ही सामथ्यं है कि कमंविपाकको भोगता हुआ भी ज्ञानी कर्मासे नहीं बंधता है। जैसे कि 
तान्त्रिक, मान्त्रिक अथवा विषवेद्य पुदंष विषकों खाता हुआ भी मरणको प्राप्त नहीं होता । वेराग्यमे भी ऐसा ही 
सामध्यं हैं । वस्तुत: ज्ञान और वैराग्य अलग-अलग तत्त्व नही हैं, विधिरूपसे देखनेपर ज्ञान प्रतिप्ठित है ओर राग- 
निर्षेधकी ओरसे देखनेपर वैराग्य प्रतिष्ठित है । 

सम्यग्दृष्टिका मुख्य विचार एक यह भी रहता है कि जो लोभ क्रोधादि प्रकृति वाले कर्म होते हैं, उन कर्मोंके 
उदयके निम्ितसे उत्पन्त हुये रागादिक भाव परभाव हैं । ये मेरे स्वभाव नही हैं। में. दो टंकोटकीणंबदू निश्चल स्वत: 

, सिद्ध एक जश्ञायक स्वभावरूप हू. इस विचार-बलसे ज्ञानी परभावोसे विरक्‍त रहकर उनको छोड़ देता है। 

रागादिभाव आत्माका स्वपद नहीं है, क्योकि ये सभी भाव आत्मस्वभावके विरुद्ध हैं, विषम हैं, अनेकरूप 
हैं, क्षणिक हैं और व्यभिचारी है। कभी कोई भाव रहे, कभी कोई भाव न रहे, दूसरा रहे; इस कारण स्थायी रूपसे 
आत्मामें स्थान नही पाते अर्थात्‌ अस्थायी हैं। किन्तु शानस्वभाव आत्माका स्वपद है, क्योकि यह शानस्वभाव आत्म- 
स्वभाव है, सम प्रर्थात्‌ नियत है, एकरूप है, नित्य है व अव्यभिचारी अर्थात्‌ अनवरत सदा आत्मामे रहता है। इस ही 
कारण ज्ञानस्वभाव स्थायीरूपसे आत्मामे स्थान पाता है। इसलिए हें आत्मन्‌ ! इस एक ज्ञानस्वभावका ही अनुभव 
करो । जिसमे रंचमात्र भी विपत्ति नही रहती । 

इस ज्ञानस्वभावके जितने परिणमन हैं, उन परिणमनोंके ज्ञान-द्वारसे परिपूर्ण ज्ञानस्वभावकों हो देखो। 


इस ज्ञानभावके आश्रयसे ही ज्ञानकी प्राप्ति है, अन्य क्रियाओसे नहीं। इस ज्ञानभावके आल्षयके बिना महान्‌ तपों का 
भार भी सहे तो भी मुक्ति नही होती । 


ज्ञानोपयोगी आत्मा निष्परिग्रह है, क्योकि परिग्रह तो वास्तवमें इच्छा ही है, सो ज्ञानीके इच्छाका आदर 
ही नही, राग ही नही; केवल इच्छाका ही नहीं, किन्तु समस्त विभावोंका ज्ञानीके ममत्व नहीं, आदर नही, शञानी 
किसी भी परभावकों नहीं चाहता । इसी कारण बाह्य विषयोंकी चाह नहीं । ज्ञानी आत्मा प्रतीत भोगोंका तो ख्याल 
ही क्या करेगा, बह तो वर्तमान भोगोंमे भी वियोगबद्धिसे प्रवर्तमान हो रहा है। जो वियोगबुद्धिसे रहे, वह परियग्रही 
नही है। भविष्यत्‌ भोगयकी चाहभी अनेक कारणोसे ज्ञानीके नहों है (१) ज्ञानीके वस्तुस्वभावकी ओर इष्टि रहा 
करती है सो निदानकों अवसर ही नहीं मिलता। (२) वस्तुस्वातश्यकी प्रतीतिके कारण किसी भी बाह्य पदार्थसे 
ज्ञानोकों हितकी आशा ही नहीं है। (३) ज्ञानीके यह दृढ़ निश्चय है कि इच्छाभाव व भोगभाव ये दोनो भाव एक 
समयमें हो ही नहीं सकते, क्योकि जब किसी वस्तुकी चाह है तब तो उस वस्तुका भोग नहीं और कदाचित्‌ उस 


वस्तुका भोग हो तो तद्विषयक चाह नहीं कि यह मिल जावे। जब इच्छा व भोग दोनों एक समयमें मिल नहीं सकते 
तो फिर चाह ही क्‍यों की जावे । 


शानी आत्मा सर्व प्रकारके राग-रसका छोड़नेवाला होता है। इसी कारण कोई ज्ञानी करके मध्य भी पड़ा 
हो, तो भी कमंसे लिप्त नहीं होता । जैसे कि सुवर्णका जगसे लिप जानेका स्वभाव नहीं है, तो कीचड़के बीच पड़ा 
हुआ सोना जंग नहीं खाता। लोहेका जगसे लिप जानेका स्वभाव है, सो कीचड़के बीच पड़ा हुआ लोहा जंग खा 


( १७ ) 


जाता है । इसी तरह अज्ञानी जीव राग-रससे लिप्त हो जानेकी प्रकृति वाला है, सो फर्ममध्य पडा हुआ करममसे लिप्त 
रहता है । 

झानीका मुख्य चिन्ह कामनाका प्रभाव है। कोई सोच्रे--म ज्ञानी हु, मुझे भोगमे भी कंबध नहीं होता, 
अरे यदि कामना बनी हुई है तो उसके बने रहनेसे कर्मंबधमे फरक नहीं आता, कमंबन्ध होता हो है । ज्ञानीके भोगमे भी 
|] कर्मचनध नहीं यह मात्र कहनेकी चीज नही है । ज्ञानरूप प्रतीतिके परिणमनेकी करामात है । 

सम्यग्डष्टिका परिणमन कंसे होता है इस विषयको सक्षेपमे कहा जाय तो उसका अष्ट अंगो द्वारा वर्णन 
होता है । सम्यग्दष्टिके अंग ८ हैं--(१) नि:शकित (२) निःकाक्षित (३) निविचिकित्सित (४) अमृढदृष्टि (५) 
उपग्हन (६) स्थितिकरण (७) वान्सल्य और (८) प्रभावना । 

निःशकित--ज्ञानी आत्मा सातों प्रकारके भयसे रहित होनेसे व यथावथ॑ बरतु स्वरूपकी यथार्थ प्रतीतिके 
कारण सदा निःशंक रहता है।_ज्ञानी जीवकों इहनोकभय नहीं रहता कि इस जीवनका उनसे गुजारा होगा, क्योकि 
ज्ञानीकी दृष्टि है कि मेरा लोक तो चैतन्य है इसका गुजारा याने परिणमन तो निर्बाध होता ही रहेगा । ज्ञानी जीवके 
परलोकभय नही रहता कि परलोकमे मेरा कंसे गुजारा होगा, क्योंकि ज्ञानीकी दृष्टि है कि चेतन्य ही मेरा परलोक है 
उसका गुजारा भी निर्बाध होगा । ज्ञानी जीवके वेदनाभय नहीं होता कि इस रोगसे मेरो बेदना (अनुभूति) कैसी होगी, 
क्योकि ज्ञानीकी दृष्टि है कि यह अविचल ज्ञान स्वय वेदा जा रहा हैं, यही मेरी वेदना हैं, यह अन्य बस्तुसे नहीं होती । 
ज्ञानी जीवके भरक्षाभय नही होता कि मेरी कोई रक्षा नही है, कभी मेरा ताश ने हो जाय, क्योंकि ज्ञानी आत्माकी 
दृष्टि है कि जो सत्‌ है उसका नाश नही होता, सत्‌ स्वय सुरक्षित है, में भी सत्‌ हु, अतः सूरक्षित ह। ज्ञानी जीवके 
अगुप्तिभय नही होता कि मेरा कोई गुप्त स्थान (किला आदि सूदृद् स्थान) नही है, कोई मुझे बाघा देने न आ जाने । 
क्योकि ज्ञाती जीवकी दृष्टि है कि मेरा स्वरूप ही मेरी गुप्ति है उसमे परका प्रवेश ही नहीं हो सफता । ज्ञानी जीव 
के मरण-भय नही कि मेरे प्राण नष्ट न हो जाये, क्योकि ज्ञानी आत्माकी यह दृष्टि है कि मेरा प्राण तो ज्ञान है, वह 
कभी नप्ट नहीं हो सकता । ज्ञानी जीवके आकस्मिक भय नहीं होता, कि मुझपर अकस्मात्‌ कोई आपत्ति न आ जाये 
क्योकि शानी जीव की यह दृष्टि है कि में अनादि, अनन्त, अचल, स्वत सिद्ध, ज्ञानमात्र हु, मुझमे दूसरेका आक्रमण नहीं 
हो सकता | शानी जीवके वस्तुस्वरूपकी अविचल प्रतीति है, उसके भय कहासे हो ? वह तो निःशक स्वय सहज ज्ञानका 
अनुभव करता है। इसलिये उसके शकाजनित बध्च नहीं होता, किन्तु निःशक होनेसे निर्जरा ही होती है । 

निःकाक्षित--सम्यर्दुप्टि जीवके सब प्रकारके कमोमे कमंके फलोमे और भोगोमे वाझछा नहीं रहती #, 
इसलिये उसके काक्षाकृत बन्ध नही होता किन्तु निष्काक्ष होनेसे निजंरा होती है । 

निर्विचिकित्सित--सम्यग्दृष्टि जीवके धर्मात्माओके अशुचि शरीरकी सेवाम, धर्मात्माओंमे व समस्त वस्लु- 
घर्मों-मे ग्लाति नही रहती ओर न कमंविपाकस्वरूप क्षुघा आदि विपत्तियोमे खेदरूप परिणाम रहता है, इसलिये उसके 
विचिकित्साकृत बन्ध नहीं होता, किन्तु निव्रिचिकित्स होनेसे निर्जरा होती है। 

अमृददूप्टि--सम्यग्दष्टि जीवके धर्म-विरुद्ध किसी भी कुशावमे व कुभाव वालोमे समाह नहीं होता। इसलिये 
उसके मूढदृष्टिकृत बन्ध नहीं है, किस्तु अमृढदृष्टि होनेसे निर्जरा ही होती है 

स्थितिकरण-- उम्म्रागमे जाते हुये स्वयकों उन्मार्गमे जानेसे रोक लेने व स्वयकों स्वरूपमे रिथत 
कर देनेसे एव परको भी घर्मे स्थित कर देनेके निमित्त होनेसे ज्ञानी स्थितिकरण-युकत होता है, दसलिये उसके 
मार्ग-पतन-कृत बन्ध नहीं होता, किन्तु धर्मस्थितताके कारण निर्जरा ही होती है । 

वात्सल्य - रत्नत्रयकों अपनेमें अभेदवृद्धिसि देखनेकी वत्सलता होनेसे व व्यवहारमें धर्मात्मा जनोमें निएछल 
वात्सल्य होनेसे मम्यरदृष्टि मारगवत्सन होते है। इसलिये उनके अवात्सल्यक्ृत बन्ध नहीं होता, किन्‍लू मार्गवत्सलताके 
कारण निजंरा ही होती है। 


( जक . ) 


प्रभावना--ज्ञानशक्तिके विकाससे सम्य्दुष्टि प्रभावनाकारी होता. है अतः उसके अप्रभावनाकृत बन्धन ही 
है; किन्तु ज्ञानभ्रभावक होनेसे निर्जरा ही होती है। ज्ञानी पुरुष अपनी अलौकिक त्ाध्यात्मिक चय्याके कारण पूर्वबद्ध 
कर्मोंकी निजरा करता है। वह निजेरा मोक्ष तत्त्वका साधन है। 


बंधाधिकार 


निर्जराका फल सोक्ष है। मोक्ष बन्धपूर्वंक है। अतः मोक्षतत्वके वर्णनसे पहले बन्धतत्वका वर्णान किया जा 
रहा है। बन्ध किस कारण होता है यह व्यक्त करनेके लिये एक उदाहरण है। जैसे कोई मल्ल देहमें तेल लगागर 
घुलभरी भूमिपर स्थित होकर तलवारसे कदली वश आदि पेडोंको काटता है। इस अवसरमभे उसका देह धूलसे लिप्त 
हो जाता है। यहाँ विचार करो कि वह धूल क्‍यों चिपट गई ? क्या घूलभरी भूमिमे स्थित होनेसे धूल चिपट गई ? 
नहीं । यदि धूलभरी भूमिमे स्थिति होनेके कारण धूल चिपटी होती तो अन्य कोई मलल्‍ल जिसके देहमे तेल न लगा हो 
वह उसी भूमिमें वैसा ही व्यायाम करे उसके तो नहीं चिपटती | क्या शस्त्र चलाया इस कारण घूल चिपटी ? नही, 
दूसरा भी तो वही शस्त्र चलाता है उसके तो नही चिपटती । कया वक्षोका घात करता है इस कारण चिफ्टी ? नही, 
दूसरा मल्‍ल भी तो घात करता है उसके क्‍यों नहीं त्रिपटती । निष्कर्ष यह है कि इन बाह्य साधनोसे घूल नहीं 
बिपटी, किन्तु जो देहमें स्नेह (तेल) लगा है, उसके कारण धूल चिपटी । इसी प्रकार अज्ञानी जीव रागादि करता हुआ 
कार्माण-वर्गणाओसे व्याप्त लोकमे मन वचन कायकी चेप्टा करता हुआ अनेक प्रकारके साधनोसे सजीव अजीव 
पदार्थोका घात करता हुआ कमंसे बेँध जाता है। यहां विवार करो कि कर्म बेंघनेका कारण क्या है ? क्‍या वह जीव 
कार्माणवर्गणाव्याप्त लोकमें स्थित है इस कारण कर्म-बध हुआ ? नहीं क्योकि अरहत सिद्ध भी तो ऐसे ही लोक- 
में हैं, उनके तो क्मंबध नहीं होता । क्या मत बचने कायकी चेष्टा कमंवधका कारण है ? नहीं, क्योकि ग्यारहवें, 
बारहवे, तेरहवे गुणम्थान वालोके भी योगचेष्टा है, उनके तो कर्म सही बंधता । क्या अनेक उपकरणा उसके पास हैं 
इसलिये कर्म बध होता है ? नही, अरहतदेवके समीप समवसरणादि महान वैभव है, उनके तो बध नहीं, होता | क्या घात 
होनेसे कर्म बध होता है ? नहीं, समिति-पूर्वक क्रिया करने वाले मुनि-देहसे सूक्ष्म जन्तु-धात सम्भव है, उनके तो बन्ध 


नहीं होता । निष्कर्ष यह है, कि इन बाह्य साधनोसे कमंबन्ध नहीं होता, किन्तु उपयोगमें जो रागादि (स्नेह) को ले 
जाना है वह कर्मबन्धका कारण है ! 


जो ज्ञानी रागादिको उपयोगभूमिमे न ले जावे, ज्ञानस्वरूप रहे, वह कर्मसे नहीं बंधता। यहा विशेष यह 
जानना चाहिये कि रागसे जो बन्ध होता है वह ससारको दृढ नही करता, किन्तु रागमे राग होनेसे जो बन्ध होता है 
बह संसारको दृढ करता है । विकारमे लगाव होना मोह है, मोह कृतवन्ध ससारको रढ करता है। 

अज्ञानी जीवकी मान्यता परतन्त्रताकी रहतो है। अज्ञानीके ऐसे भाव होते हैं कि में दूसरोकों मारता हु, 
दूसरोमे मारा जाता हू, में दूसरोको जिलाता हू, दूसरोके द्वारा में जिलाया जाता हू, में दूसरोकों सुख दुःख देता हु, 
दूसरे मुझे सूख दुःख देते इत्यादि, किन्तु यह सब भाव मिथ्या है। जीवोंका मरण उनके ही आयुकर्मके क्षयसे होता 
है । जीवोका जीवन उनके ही आयु-कर्मके उदयसे होता है। सुख-दुख भी उनके हो कमंके उदयसे होता है । किसी के 
विकल्पसे किसी अन्य जीवकछी परिणति नही होती, विकटप , करके प्राणी कमृबन्ध्‌ ही करता है। उन विकल्पोमे यदि 
वे विकल्प पापसम्बन्धी हो तो पापका बन्ध होता है । यदि दया ब्रत तप आदिक्े शुभ विकल्प हो तो पुण्यका बन्ध होता 
है । बाह्य पदार्थ बन्धका कारण नहीं है। बन्धका कारण तो विकल्प है। विकल्पके आश्षयभूत बाह्य प्रदार्थ हैं । 

ज्ञान-स्वभावका अनभव बन्धका टालनेवाला है ; परमार्थभूत ज्ञानभावके आश्रय बिना दुधंर जब्त, तप भी 
निर्वाणके साधन नही होते, किन्तु कमंबन्धके हो हेतु होते हैं। पर्यायबुद्धि जबंतक रहतो है तबतक जीव ससारका हो 
पात्र होता है। मोक्षमार्गकी सिद्धि उस अज्ञानीके केसे हो सकती है । 


( १६ ) 


तात्पय॑ यह है कि निज आत्माकों ज्ञायकस्थभावरूप स्वोकार किये बिना कितने भी विकल्प किये जायें 

उनसे मुक्ति नहीं होती. किन्तु बन्ध ही होता है। में साध हूँ, मुझे दया फरनी चाहिये, सत्य बोलना चाहिये, परीषह 

सहना चाहिये, व परीषह भी ऐसी सहे कि कोल्हूमें पिल जाय फिर भी उफ या क्रोध न करे । हन सब करामातोंके 

बावजूद भी चूकि अपनेको साधुपर्यायरूपमें ही प्रतीत किया है, शायकस्वरूपझे अनुभवसे अनभिज्ञ है, अतः पुण्य बंध 

तो होता है और मिथ्या आक्षयके कारण पाप बंध भी होता है, किन्तु धमंभाव, सवर व निजंरा भाव नहीं होता है । 
(अतः दुखोये मुक्ति पानेके लिए निज शुद्ध सनातन चित्स्वरूपका प्रज्ञा द्वारा परिचय प्राप्त करना चाहिये । 


झोक्षाधिकार 
आत्मा और बंधको दो रूप अर्थात्‌ अलग अलग कर देनेका नाम मोक्ष है। आत्मा स्वभावरूप है। बंध 
विभाषरूप है। स्वभावका विभाव,परिणमन्‌ न रहकर स्वभावापरणिबभन-कडे, पड़ी बवताामोक्ष-तस्वें...है... 
कितने हो पुरुष बंधके चिन्तनपरिणामकों मोक्षका कारण मानते हैं। वह ठीक नहीं; क्योंकि जेसे कि 
बेडीमे बंधा हुआ पुरुष बेडीबंधके स्वरूपको जाननेमात्रसे या बेडीबंधकी चिन्तामात्रसे छटकारा नहीं पाता, किन्तु 
बेडीवध कटनेसे अर्थात्‌ अलग होनेसे ही छुटकारा पाता है। इसी प्रकार क्मंबन्धसे बंद आत्मा बन्धका स्वरूप जानने- 
मात्रसे या अपायविचयधमंध्यानमें ही बुद्धि लगाने मात्रसे कर्ममुक्त नहीं होता, किन्तु बन्धच्छेदसे अर्थात्‌ विधाव- 
परिणमनके अलग करनेसे ही कमंमुक्त होता है | झन्धच्छेदका उपाय क्‍या है ? प्रज्ञा । नियत स्वलक्षणका. जो. अवलम्बन 
करे ऐसे विज्ञालको प्रज्ञा कहते है + पहिले प्रशासे यह निर्णय किया जाता है कि आत्माका स्वलक्षण चंतन्य है जी कि 
आत्मामे अनादि अनन्त तादात्म्यरूपसे है तथा आत्मातिरिक्त किसी भी पदार्थमे कभी नहीं रहता; और बन्धका स्वलक्षण 
रागादिक है जो कि चेतन्यचमत्कारते अन्य तथा आत्मामें उपाधि-सयोगवश क्षण-क्षणकों प्रतिभासते है व नष्ट होने 
| वाले हैं। पश्चात्‌ बन्धका स्वभाव विकारक जान कर बन्धसे बिरक्त हुआ जाता है और शुद्ध आत्मतत्वकों आत्मस्वभाव 
जानकर उसको ग्रहण किया जाता है । यह ग्रहण अभिन्‍न चेतन-क्रिया द्वारा अभिन्न पट्कारक रूपमे होता है। जंसे 
कि म॑ चेतता हू, चेतयमान होता हुआ चेतता हूं, चेतवमानकों चेतता हू, चेतयमानके द्वारा चतता हू, तबतयमानके 
लिए चेतता हु, चेतयमानसे चेतता हू, चेसयमानमें खेतता हूं । पश्चात्‌ अभेद चेतन्यकी प्रखर उपासनामे अभिन्‍न 
पट्का रकके सूथम विकल्पका भी निश्ेध करके (कि मै न चेतता हुं, न चेतयमान होता हुआ चेतता है, ने चेतयमानकों 
चेततवा हू आदि रूपसे निषेध करके) सर्वेविशुद्ध चिन्मात्र हु, ऐसा अनुमत होता है | इसी शुद्ध अनुभवके बलसे बन्धच्छेद 
होता है, क्योकि परभावका ग्रहण करना ही अपराध अर्थात्‌ राध (आत्मसिद्धि) से दूर रहनेका भाव था, इस अपराधके 
दूर होनेपर बन्धकी शका ही सम्भव नहीं है रे 
सर्वविशुद्धचिन्मात्रके अनुभवका परिणमन व्यवहार प्रतिक्रण आदि भावसे भी उत्कृष्ट है और बस्तुत' 
द्रब्वप्रतिक्रमणादि, व अज्ञानी जनोके अप्रतिकमणादिसे विलक्षण यह सहज अप्रतिक्रमणादि तो अमृत है और वे दोनो 
विष है। सहज अप्रतिक्रमणणादि रूप तृतीय भूमिका सम्बन्ध हो द्ब्य प्रतिक्रणादिकों अमृतपना व्यवहारस सिद्ध 


सर्वविशुद्ध ज्ञानाधिकार 
नव तत्वोका वर्णान करके, अब अन्तमें सबके आधार भूत उसी पारिणामिकरभावका पुन: विस्तारस इस 

अधिकारमे वर्णन किया गया है जिसकी कि सूचना पीठिकामें की गई थी । 
हे सम्यग्दर्शनका विषय शद्धद्रध्य है। ज्ञानकी समीचीनता भी शुद्ध द्रव्यके परिचयसे है। सम्यक्चारित्रका 
स्वरूप-लाभ भी शद्ध द्रव्यके स्पर्शसे है । अतः शुद्ध अर्थात्‌ आध्यात्मिक विकासका आश्रय ही शुद्ध आत्म-तन्व है। यह 
शुद्ध आत्म-तत्त्व सर्व-विशुद्ध ज्ञानस्वरूप है अर्थात्‌ पह शुद्ध आत्मद्रब्य न तो किसीका कार्य है और न किसोका कारण 


( २० ) 


है | क्योंकि प्रत्येक द्रव्योंका केवल स्थ स्वकी पर्यायोंसे तादात्म्य है । यहाँ शुद्धसे तात्पर्य परसे भिन्‍न व स्वके स्वभावमयसे । 
है । पर्याय व शक्तिभेदकी गोणता करके प्रभेद स्वभावकी दृष्टिमें यह शरंवेद्द है-4- 

आत्मतत्वका व परद्रव्यका कोई सम्बन्ध नही, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य निज-निज सत्तात्मक ही रहता है। इसी ! 
कारण आत्मा व परद्रव्यमें कत्‌-कर्म सम्बन्ध भी नहीं है। फिर आत्मा परद्रग्यका कर्ता कैसे हो सकता है? और इसी ; 
कारण आत्मा परद्रव्यका भोक्ता भी कैसे हो सकता है ? जिनके आशयमें पर-द्रब्यका कंतृ त्व-भोवतृत्व समाया हुआ है 
वहू सब उनके अज्ञानभावकी महिमा है। जैसे दृष्टि (नेत्र) दृश्यमान पदार्थस्ते अत्यन्त भिन्‍न है। वह दृश्य वस्तुको 
न तो कटती है और न भोगती है, केवल देखती मात्र है, क्योकि यत्वि करे तो अग्निको देखनेसे जल जाना चाहिये, 
यदि भोगे तो अग्निको देखनेसे नेत्र तप्त व भस्म हो जाना चाहिये। इसी प्रकार ज्ञान भी एक दृष्टि ही तो है बह 
किसी परपदार्थयो नतो करता है और न भोगता है। वह तो तत्वज्ञानके कारण पर पदार्थों अह व मम रूपसे 
अनुभव नही कर सकनेके कारण केवल जानता है, चाहे बन्ध हो, मोक्ष हो, उदय हो या कुछ हो । यहाँ यह निर्णय 
कर लेता आवश्यक है कि शुद्ध आत्मतत्व अथवा समयसार अभेद शुद्ध चंतन्य स्वभाव है। बह अनादिसे अनस्त काल 
तक एकस्वरूप है | यही वह सहज सिद्ध भाव है जिसका अवलबन मोक्ष मार्ग है। यह तो बंध मीक्ष पर्यायसे परे है । 
इस परम पारिमाणिक भाव स्वरूप समयसारका ध्यान, भावना, दृस्टि, आश्रय और अवलंबन मोक्षमार्ग है। जीवमे यह 
अनादिसिद्ध भाव है, किन्तु इसकी दृष्टि बिना प्रकृतिस्वभाव (रागादिभाव) में स्थित होकर विपरीताशय होकर यह | 
अज्ञानी जीव कर्मका कर्ता व कमफलका भोक्ता होता है। जब प्रकृति-स्वभावमे व आत्मामें भेदशान करता है तथ ग्रकर्ता 
अभोक्‍्ता हो जाता है। 

स्पाद्ाद 

अब समम्या एक सुलझनेको भा जाती है कि राग-द्व षादिभावोंका कर्ता कौन है? पुदुगलकर्म तो कर्ता 
नही है क्योकि पुदूगलकमं परद्रय्य है। परद्रव्य अन्य--परके गुण पर्यायका न कर्ता हैं और न अधिकारी है। आत्मा भी 
राग देधादिका कर्ता नहीं, क्योकि यदि आत्वा राग-ह षादि करे, तो आत्मा तो नित्य है फिर तो आत्मा रागादिका 
नित्यकर्ता हो जायगा । अतश्व मोक्षका अभाव हो जायगा । रागादिके विषयभूत पदार्थ भी रागादिके कर्ता नहीं । इस 
प्रकार रागादिका कर्ता न तो आत्मा ही है और न कर्म ही है और न विषय हैं। फिर भी रागादि परिणमन तो होता 
है । इस समस्याकों सुलझानेके अनेकोने अनेक प्रयत्न किये हैं, किन्तु एक सन्धि नियत किए बिता यह समस्या नहीं 
सुलझती । वह सन्धि है निभभित्त नेमित्तिक भाव । अनित्य कर्मोदयको निमित्त पाकर अनित्य रागादि होते हैं। अनित्य 
रागादिकका निमित्त पाकर अनित्य कमंबन्ध होता है। फिर बद्ध अनित्य क्मोदियका निर्मित्त पाकर अनित्य रागादि 
होते है । यह परम्परा चलती रहती है, जबतक कि प्रबर भ्रद-विज्ञान न हो जाय । यहाँ बन्धमे निमित्त आत्म-विभाव 
है। उपादान कारण कार्माणवर्गणा है तथा रागादिमे निमित्त कर्मोदय है व्‌ उपादान--अध्यवसित आत्मा है। 588, 
नेमित्तिक भावकी इस मन्धिका होना भी अज्ञानकी महिमा है और आत्माका कर्ता भोक्‍ता बनना भी अज्ञानकी/ 
महिमा है । 

इस प्रकरण से ऐसा नहीं समझना चाहिए है कि आत्मा भिन्‍न वस्तु है और वृत्तियाँ सर्वंधा भिन्‍न वस्तुतत्व 
है। क्योंकि ऐसा समझनेसे दो प्रकारकी प्रथक्‌-पृथक विचारधाराएँ बहने लगती है। (१) आत्मा सर्वंधा अविकार है । 
विकार तो किसो अन्यसे है उसे कोई जीव कहते हैं, कोई मन कहते हैं भ्रथवा विकारको प्रकृतिका कार्य कहते है । (२) 
आत्मा कोई एक है ही नही, ये वृत्तियाँ ही आत्मा है सो करने वाला और है और भोगने वाला और है। इनपर विचार 
करना आवश्यक है। जोवका मन चेतन है या अचेतन ? यदि चेतन है तो यही तो आत्मस्वरूप है, फिर तो आत्माके 
नामान्तर है! हुए यदि अचेतन है तो जानने, देखने और विजारने वाले पदार्थों घवड़ाने अथवा कल्याणकी क्‍या 
जहूरत ? प्रकृति नाम कमंका है। रागादि विकार यदि प्रकृतिका कार्य है, तो “कारण-सदुश कार्य” । इस न्यायसे 


(२१) 


ये सब विकार अचेतन ही होना चाहिये , विकारमें बुद्धि विचार सभी आ गये । यदि आत्मा प्रकृतिमें विकार करता है 
तो प्रकृति चेतन हो जायेगी | यदि आत्मा व श्रकृति दोनों मिलकर विकार करते हैं, तो उसका फल दोनोकों भोगना 
चाहिए । यदि कहा जाय कि प्रकृति ही सव॑ विकार करती है, तो आत्माकी परिणति बताओ क्‍या होगी ? परिणति 
बिना तो आत्मा का अभाव हो जायगा और फिर प्रकृति ही कर्ता, प्रकृति ही भोक्‍ता, प्रकृति ही बद्ध व प्रकृति ही मुक्त 


हुई, तब समझदार व्यक्तियोको घबड़ाने व कल्याणकी क्‍या आवश्यकता ? इन सबका समाधान है पूर्वोकत नैमित्तिक 
भावकी सन्धि । 


एक इष्टिसे देखा जाय तो चेतन्यभावसे अतिरिक्त जितने भाव हैं, वे परभाव कहे गये हैं। क्रोध, मान, 
माया, लोभ, सुख-दू ख, विचार, कल्पना, सकल्प आदि सब भौपाधिक भाव हैं ! इनमे विचार बृद्धि जैसे भाव तो 
प्रकृतिके क्षपोपशमसे है। क्रोधादि-भाव प्रकृतिके उदयसे है | तब ये सभी भाव अचेतन है । चेतन तो एक शुद्ध चैतन्य 
है। अथवा जो भाव शुद्धच॑तन्यको चेतता है वह है। नयदष्टियोंते समी चर्चाओं का विशुद्ध समाधान करना चाहिये । 
विवक्षावश प्रकृति कर्त्री है, आत्मा भोक्‍ता है, यह भी सिद्ध हो जाता है, निम्मित्त-नेमित्तिकभावका इसमे 
उललधन नही होता । दूसरी चर्चा यह है कि यदि बृत्तियां ही आत्मा है और वे भनेक हैं तो असत्‌ का उत्पाद हो 
जायेगा, कितु सवंथा असत्‌ का उत्पाद होता ही नही । अतः आत्मा सब पर्यायोमे वही है और उसको पर्याये भिन्‍न- 
भिन्‍न समयोने भिन्‍न-भिन्‍न है । तब पर्याय-इृष्टिसे जानो, करने वाला और पर्याय है भोगने वाला और पर्याय है। जैसे 
मनुष्यने पुण्य किया, देवने भोगा, परन्तु द्रब्यदष्टिसे देखो तो जिस आत्माने किया उसी आत्माने भोगा। यह ध्यान 
रखनेकी एक बात और है कि आत्मा व जीव एकार्थ-वाचक नाम है। वे भिन्‍न-भिन्‍न द्रव्य नहीं--केवल रूढिवश 
व शब्द-विशेषतासे कही-कही यह प्रसिद्धि हो गई कि आत्मा अविकारी है जीव बिकारी है, हाँ यदि आदिसे अन्त 
तक सिलसिले मे बोला जाय तो यह कहना चाहिये कि चेतनद्रव्य जब मिथ्यात्व-विकारसे मुक्त होकर स्वरूप इृष्टि 
कर लेता है, तो वह आत्मा कहलाता है। यदि मिथ्यात्व विकारमें स्थिर रहता है तो वह जीव कहलाता है । 
निर्मित्त-नैमित्तक भाव वाले पदार्थोमे इतनी बात सुदतासे जानते रहना चाहिए कि जंसे जीवमे व कमंमे निमित्त 
नैमित्तिकता तो है किन्तु कोई किसी दूसरेमे तन्मय नही हो जाता। इसी कारण जीव प्रक्ृतिबन्धका कर्ता है, प्रकृति 
जीवविकारका कर्ता है, जीव प्रकृतिफलकों भोगता है, ये सब बाते व्यवहारनयसे मानी जाती है । इसके लिये 
दो मुख्य रुष्टान्त है--( १) जैसे व्यवह्यारनयसे कहा जाता है --कि सुनार सुवर्णता आभूषण बनाता है व आभूषणका 
फल (मुल्य वैभव) भोगता है, वस्तुत सुनार अपनी चेष्टा ही करता है व विकल्प ही भोगता है। उसकी चेष्टाका 
निर्मित्त पाकर सुवर्णकी परिणति सुवर्ण ही करता है। (२) व्यवहार नयसे कहा जाता है कि खडियान भीत 
(दीवार) सफेद कर दी, खडियाने तो खडियाको ही सफेद किया । हाँ, यह बात जरूर है कि दीवालका निमित्त 
पाकर खडिया ऐसे विस्तारहूपमे अपना परिणमन बना रही है । इस तरहसे तो यहाँतक निर्णय कर लो; कि आत्मा 
निश्चयसे अपनेको ही जानता है, देखता है। परका जानना देखना कहना भी व्यवहारनयसे है। व्यवहारनयम, तो 
कर्ता व कर्म भिन्‍न-भिन्‍न मान लिये जाते हैं। किन्तु निश्चयसे कर्ता, कर्म एक बस्तु होता है और परम शुद्ध निश्चयनयमे 
कर्म-कर्ता का भेद ह्वी नही । 

एक द्रव्यका दूसरे द्रव्यमे परिणमत नहीं होता । अन्यथा द्वव्यसीमा ही नष्ट हो जायगी । भव आत्मा जो 
दूसरे द्रव्यकी ओर आकर्षित होता है, व. दागी-दं पी होता है..वह अज्ञानकी, प्रेरणा है। यह रागद्रेष तबतक रहता है, 
जबतक ज्ञान ज्ञानहूपसे त रहे, किन्तु ज्ञेयार्थंपरिणमन करता रहे । कोई भी ज्ञय आत्माको प्रेरित नही करते कि तुम 
हमको जानो, देखो, स्वादो, छुओ, सुनो, सूघधो और आत्मा भी स्वपष्रदेशसे च्यूत होकर उनमे प्रवेश कर जानना 
आदि का कार्य नही करता, किन्तु ज्ञान अपने परिणमबर्स जानता है। बाह्य पदाषंका आत्मामे धस्बनत्ध नद्ठी. फिरभी 
आत्मामे विकार आवे री वह अद्भानको,अहिद्ना... है. 4. - 
हु (इन सब आपत्तियों बचनेका उपाय प्रज्ञा है। कक अनुभव करे कि में कमंविपाक, राग्रादि समस्त 

( २२ 


अज्ञान भावोंसे परे हू, शुद्ध जश्ञानमात्र हु। इस अनुभवके बलसे चूकि शुद्धज्ञानकी सचेतना हो रही हैं भत: पूव॑ंबद्ध 
कम निष्फल हो जाता है, आगामी कर्मबन्ध रुक जाता है और वर्तमान कमंविपाक भी बिना छेदे निकल जाता है । 
ज्ञानी जीवके अज्ञानवतना नहीं है, वह ज्ञानक्रियासे अतिरिक्त अन्यकों में करता हूँ ऐसी सचततना रूप कर्म-बेतन! नहीं 
करता । और ज्ञानक्रियासे अतिरिक्त अन्य भावोंको में भोगता हूँ ऐसी सचेतनारूप कर्मफल-चेतना भी नहीं करता । 
(जानचेदना दी मोक्षका कारण है | जञानके शरीर नही है इसलिये शरीरकी प्रवृत्ति-निर्व॒त्ति रूप कुछ भी 
भूषा मोक्षका कारण नहों है। हाँ यह बात अवश्य हूँ कि ज्ञानचेतनाके उपयोग वाले जीवको इतनी प्रबल ज्ञानाराधना 
की रुचि हाती है, कि रागभाव गये, अब बाह्ममे परिग्रहकी कोन सभाले । सो देहका निग्रे थ निष्परिग्रह वेष हो जाता 
है । फिर भी ज्ञानचेतना ही मोक्षका कारण है, क्योकि वह आत्माश्रित है। देहलिग मोक्षका कारण नही, क्योकि वह 
पराश्चित है। इसलिये निष्परिग्रह निर्मन्थस्वरूप द्रव्यलिगसे ग्रुजर कर भी देहलिगकी ममतास दूर रहकर एक समय- 
सारका ही अनुभव करता चाहिए | जो ममयसारम स्थित होता है वही सहज उत्तम आनन्‍्दकों प्राप्त करता है) 


स्पाद्ाद (परिशदिष्ट) श्रधिकार 

यह अधिकार पृण्य श्रों अमृतचन्द्र जी सूरि व पुज्य श्रो जयसेनाचायंने स्वतन्त्र रचना द्वारा प्रकट किया 
है । चकि वस्तुकी सिद्धि स्थाद्ादसि होती है, अतः ज्ञानमान्र इृष्टिसे देखे गये ज्ञानमात्र आत्माकों स्थाद्वादसे 
प्रसिद्ध करके उसका उपयोग करना चाहिये । प्रत्येक द्रव्य परिणमनशील होनेके कारण प्रनिक्षण परिणमता ही 
रहता है । सो यह ज्ञानमात्र आत्मद्रव्य भी प्रति समय परिणमता रहता है। अब्र इस ही प्रसंगमे ज्ञानमात्र आत्मा दो 
दृष्टियोसे देखा जा रहा है--(१) जानशक्ित द्वारसे निश्चयनय द्वारा, (२) ज्ञानपरिणमन (ज्ञयाकार) द्वारसे 
व्यवद्वारनय द्वारा । पदार्थ द्रध्य-धत्र-काल-भावात्मक होता है । इस कारण सत्त्वका विचार द्रव्य, क्षेत्र, काल व भाव 
इन चार हृप्टियोसे भी होता है । इस प्रकार दो मौलिक सक्केतोके बाद अब ज्ञानमात्र आत्माकों जिन धर्मोके द्वारसे 
प्रसिद्ध करना है उन्हें कहते है--(१) आत्मा तद्ग प है, (२) आत्मा अतद्गप है, (३) आत्मा एक है, (४) आत्मा 
अनेक है, (५) आएमा द्रव्यतः सत्‌ है, (६) आत्या द्रव्यत, असत्‌ है, (७) आत्मा क्षेत्रतः सत है, (५) आत्मा क्षेत्रतः 
असत्‌ है, (8) आत्मा कालव मन्‌ है, (१०) आत्मा कालत: असत है, (११) आत्मा भावतः सत्‌ है, (१२) आत्मा 
भावत अमन है, (१३) आत्मा नित्य है, (१४) आत्मा प्रनित्य है, (१५) आत्मा अभेदात्मक है, (१६) आत्मा 
भेदात्मक है । 

(१-०) आत्मा ज्ञानशत्तिसे तद्र प हैं व जंबाकार परिणमनसे अतद्ग प है, क्‍योंकि ज्ञ याकार परिणमन 
व्यतिरकी परिणमन है, अथवा ज्ञानमाय आत्मा स्ववस्तुरूपसे तद्ध[प है व परवस्तुरूपस अतद्र प है। में जायकतासे भी 
शन्‍्य है, ऐसा अथवा सर्व वस्तुओसे भी उद्ग पह ऐसा नहीं मानना । 

- (३-४) जञासमात्र आत्मा अखण्ड एक ज्ञानस्वभावकी अपेक्षा एक है, वह ज॑ याकार पर्यायोकी अपेक्षा अनेक 
है, ज॑ याकार मुझसे तही है ऐसा यह में याकार मात्र हू, ऐसा नहीं मानना । 

(५-६) ज्ञानमात्र आत्मा ज्ञाता द्रव्यकी अपैक्षाये सत्‌ है व ग्रुण-पर्याय-रूप द्रव्यविभागकी अपेक्षा मसत्‌ 
है अथवा जाता द्रव्यकी अपेक्षा सत्‌ है, वह ज्ञायमान परद्रव्यकी भपेक्षा असत्‌ है। ज्ञाता द्रव्य ही परद्रव्यरूप है व 
परद्रव्य सब ही मेँ ज्ञाता द्रव्य ह ऐसा नहीं मानना । 

(७-८) जानमात्र आत्मा ज्ञानाकारक्षेत्रमे सत है वह ज्ञयाकारक्षेत्रसे असत्‌ है, अथवा स्वक्षेत्रसे सत्‌ 
है व जे यभूत परवस्तुके क्षेत्रमे असत्‌ है । परल्षेत्रगत झेयाथंपरिणमनसे ही में हू, ऐसा व ज्ञ याकारका मुझ मे सर्वथा 
त्याग है ऐसा नहीं मानता । 

(६-१०) ज्ञानमात्र आमा काल-पर्यायसामान्यसे सत्‌ है व कोल-विशेषभ असत्‌ है, अथवा स्वपर्यायसे सत्‌ 


|. 0३.) 


है, व परपर्यायसे असत्‌ है पदा्थोंके जञालम्बनकालमें ही सत्‌ है व आलंबित अथंके विनाशकालमे विनाश है, ऐसा 
नहीं मानना ।॥ 

(११-१२) ज्ञानमात्र आत्मा ज्ञायकभावसे सत्‌ है, शंयभावसे असत्‌ है अथवा अपने गुणसे सतत है परके 
गुणसे असत्‌ है | सब ही (स्व पर) भाव में म॑ हूं, या में ही सब भाव हू, ऐसा नहीं मानना । 

(१३-१४) ज्ञानमात्र आत्मा ज्ञानशक्तिकी अपेक्षा नित्य है, शंयाकार विशेष पर्यायकी अपेक्षा अनित्य है । 
शानमात्र आत्माकों सवंधा नित्य या अनित्य नहीं मानना । 

(१५-१६) ज्ञानमात्र आत्मा द्रव्यदष्टिसे अभेदात्मक है, व्यवहारदष्टिसे भेदात्मक है । 

अनेकान्तस्वरूप होकर भी आत्त्माको ज्ञानमात्र प्रसिद्धि क्यो की ? लक्ष्यभूत आत्माकी सुगमतया प्रसिद्धिके 
लिये अथवा ज्ञानमात्र एक भावमें ही गर्ित अनन्त शक्तियोंका विकास प्रकट होनेसे ज्ञानमात्रपनेकी मुख्यतासे आत्मा 
लक्ष्य हो जाता है; इसलिये ज्ञानमात्र आत्माकी प्रसिद्धि की। ज्ञानमात्र होकर भी अनेकान्तरूप क्यों बताया ? विशद 
जाननेके लिये, अथवा भेदरत्नत्रय व अभेदरत्नत्रयके उपदेशके लिये, अथवा उपाय-उपेयभावका चिन्तवन करनेके लिए 
शानमात्र आत्माको अनेकान्तरूप प्रगट किया । 

इस प्रकार निज शुद्ध आत्मतत्त्वस्वरूप समयसारकी प्रतीति करके उसमे ही अनुष्ठान करना चाहिये । एतदर्थ 

परमार्थदृष्टि रखकर भावना करना चाहिए--में सहज शुद्ध ज्ञानानंद स्वभाव हू, निविकल्प हूं, अखड हूं, निरंजन हु, 
सहजानन्दस्व रूप स्वसवेदनसे गम्य हू, राग-देष-विषय-कषायादिसे रहित हू । 


समयसारके परिज्ञानका प्रयोअन 


समयसार निरपेक्ष आत्म-स्वभाव है। इसका अपरनाम सहजसिद्ध परमांत्मा है। इस अविकार स्वरूप- 
की दृष्टि होनेपर परिणमनमे भी अविकारता प्रगट होती है। अविकारता ही सत्य आनन्दकी अमोघ जननी है। 
समस्त दाशंनिकोके प्रयोजनकी सिद्धि इस समयसारके परिचयमे हो जाती है। समयसार अर्थात्‌ शुद्ध आत्मतत्त्व 
अविकार है, नित्य है, भेददृष्टिसि परे होनेके कारण एक है। आत्म-ग्रुणोमे व्यापक होनेसे व आत्म-गुणोस्ते बढ़नेके 
कारण ब्रह्म है। ऐसा स्वभाव होते हुए भी चुकि प्रत्येक द्रव्य परिणमनशील है सो आत्मा भी परिणमनशील है। 
अत: इस आत्माकी पर्यायें होती है। वे पर्यायें अनित्य हैं। अतः मायारूप कही जाती हैं। इमतरह ब्रह्म और 
मायाकी सन्धि है । अविकार होते हुए भी यह मायाका आधार है। यह रहस्य जिन्हे प्रव्ट हो गया वे विवेकी हैं और 
फिर मायाकी दृष्टि न रख कर जो एक परम ब्रह्मकी दृष्टि रखते हैं वे परमविवेकी हैं। समयसारके परिशानका प्रयोजन 
निर्विकल्प समाधिकी सिद्धि है जिसके बलसे समस्त कमं-कलकोसे मुक्ति, पूर्ण ज्ञानकी सिद्धि व अनन्त आनन्दकी निष्पत्ति 
होती है । 

समयसारमें दार्दा निक संतोष 


प्रत्येक आत्मामें समयसार तत्व है। इसे परम ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं। इसकी पर्यायोका मूल आधार 
यह ही है। इस प्रकार प्रत्येक आत्माओंकी सृष्टिका कारण उन्ही में विराजमान परम ब्रह्म परमेश्वर है। शुद्धनयकी 
दृष्टिमे अनेकता नही है। अतः इस पद्धतिमें यह अभिप्राय सुयुक्तियुक्त है कि जिस परमन्नह्मा परमेश्वरने अपनी सृष्टि 
की है, उस परम पिताकी उपासनासे ही दुखोकी मुक्ति हो सकती है। समयसारकी उपासना के बिना दु खोसे मुक्ति नही 
हो सकती । 

स्वभावत: अविकार होकर भी प्रकृतिजन्य विभावोंमें एकत्वका अभ्यास होनेसे नाना भवोंके अवतार रूपोमे 
यह समयसार पुरुष प्रगट हुआ है । प्रकृति (कर्म व औपछिक भाव ) व पुरुष का जबतक भेदज्ञान नहीं होता तबतक 


( २४ ) 


क्लेश थे जन्म-परम्परा चलती ही रहती है। अत यह बात सुयुकत है कि प्रकृति व पुरुष का भेदविज्ञान कर लेनेसे ही 
क्लेश एवं जन्म-परम्परासे मुक्ति हो सकती है। 

समयसारस्वरूप आत्मद्रव्य नित्य होनेपर भी इसकी परिणतियां प्रतिक्षण होती ही रहती हैं। आत्माका 
मुख्य लक्षण ज्ञान है। ज्ञानस्वभावकी भी परिणतियाँ प्रतिक्षण होती रहती है। हम लोगोकी ज्ञानपरिणतियोका नाम 
जित्तवृत्ति है। ये बित्तवृत्तिया क्षणिक हैं। ये आत्मस्वरूप नहीं हैं। आत्मद्रव्यकी क्षणिक परिणतिया है। उन्हे ही 
जो आत्म्रद्रव्य समझते हैं वे इष्ट अनिष्ट कल्पना द्वारा रागी-टेषी होकर दुखी होते है। जो चित्तवृत्तियोकों भौण कर 
इस अविकार समयतार (शुद्ध आत्मतत्व) को अनुभवते हैं, वे दुःखोसे मोक्ष (निर्बाण) प्राप्त करते है। अतः यह बात 
पुयुक्‍त है कि क्षणक चित्तवृत्तियोंमे श्रात्माका भ्रम समाप्त कर देनेसे ही निर्वाण प्राप्त हो सकता । 

परम-शुद्ध -निश्चयसे देखा गया समयसार तत्त्व शाश्वत अविकार है। इस तत्त्वकी बिकारीरूपमें उपलब्धि 
करनेकी जब तक प्रकृति रहती है तब तक वह जीव दुखी है । जब निरपेक्ष निज चैतन्य स्वभावकी द्रव्यशुद्धिमि उपलब्धि 
कर विकारपभ्रमको समाप्त कर देता है तब आत्मा शातिका अनुभव करता है। अतः यह निश्िचत है कि विकारोसे 
सम्बन्ध न होनेसे जीव शाति प्राप्त कर सकता है। 

समयसारकी उपलब्धि न होनेके कारण जोवका उपयोग विरुद्ध कर्मों (दुष्कर्मों) मे भ्रमण करता रहता है। 
और इन्ही दुष्कमोस ही जीव सासारिक यातनाएँ सहता है । उनसे मुक्ति पानेका उपाय समथसारकी दृष्टि है और 
यही निश्चयत, सत्कर्म है। तथा जबतक जीव सम्रपप्तारकी निश्चल अनुभूृतिमे नही रह पाता, तबतक इस अशात्ति- 
का उपयोग दृष्क्रमं ते उठा ले, इसलिये दुष्कर्मसे बचनेके अभिप्रायसे व्यावहारिक सत्कममंकी प्रवृत्ति होती है। अत यह 
बात सयुकक्‍्त है कि साप्तारिक यातनाओके कारणभूत दुष्कर्मोत्त मुक्ति पाना सत्कमंसे ही सम्भव है । 

निविकत्प समपयसारका परिचय जब तक जीवकों नहीं है, वह विविध विकल्पोमे ही उपयुक्त रहकर ससारका 
परिभ्रमण करता रहता है । विकल्पोसे होने वाली भटकनकी निवृत्ति निविकल्प ज्ञानपरिणमनसे ही सम्भव है। अतः 
यह बात भी सयुक्तिक है कि ससार-परिक्रमणकी निवृत्ति निविकल्प समाधिसे ही हो सकती है। निर्विकल्प समाधि 
समयसारके आलम्बनमे होती है । 

इस प्रकार अनेकों दार्शनिक इस समयसारम ही सम्तोप पाते है। उनके उद्देश्यकी पूर्णता भी इसी समयसार- 
में होती है। है आत्मन्‌! ऐसा अद्भुत विलक्षण, अलौकिक सारभूत परमन्रद्यास्वरूप समयसार हम्तगत हुआ है, हाथ 
आया है तो इसकी अनवरत दृष्टि रखकर निर्दोष होते हुए तुम सहज आनन्दका अनुभव करो । 

ओश३म्‌ शुद्ध चिदस्मि ! “शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम्‌ ।”” 

समयसारकी महिमा अपूर्ब है। इसका वर्णन तो किया ही नही जा सकता । इसके शुद्ध अनुभवमे ही महिमा- 
की अनुभूति होती है। जिनका परिणमन समयसारके पूर्ण अविरुद्ध हो गया है अर्थात्‌ समस्त आत्म-गुणोका पूर्ण शुद्ध 
विकास हो गया है, ऐसे देवाधिदेव परमात्माको और जो आत्म-गुणोके शुद्ध विकासमे चल रहे है ऐसे ग्रुरुओकों नमस्कार 
करता हु, अर्थात्‌ स्वंपरमेष्ठियोंको नमस्कार करता हू, जिनके स्वरूपचिन्तन व परम्पराप्राप्त उपकारोसे मैं धमंमार्गमे 
उपकृत हुआ हु । 

समयसार ग्रन्थके मूल रचयिता पृज्य श्रीमत कुन्दकुन्दाचायंको नमस्कार करता हू । समयसार गाथाओके 
हादंको आत्मख्याति टीकाद्वारा व्यक्त करने वाले पूज्य श्रीमदमृतचन्द्रसम्रिकों नमस्कार करता हु। समयसारगाथानोंके 
शब्दानुसार भाव एवं तात्पयेकों तात्पयंवृत्ति द्वारा व्यक्त करने वाले पूज्य श्रीमज्जयसेनाचायंको नमस्कार करता ह 
जिनकी रचनाओके आधारपर शान्ति मार्य-प्रत्यय हुआ । अत. गृहवास छोडकर ब्रत-प्रतिमा ग्रहण करने के अनन्तर ही 
सन्‌ १६४३ में आत्म-शान्तिके मा्गंपर चलने का अधिक भाव हुआ । उस समय समयसारके मनन करनेका परिणाम 


( २५ ) 


हुआ । उन शीत ऋतुओके दिनोमे जिलोकसार व करमंकाण्डके विशेष ज्ञान-अनुमघानमे लग रहा था | अतः समयसारके 
मननका समय ४ बजे प्रातः से लेकर ६ बज तक का था । समयसार ग्रस्थके देखनेका यह पहिला ही ग्रवसर था । 
आत्म-ख्याति टीकाके आधारपर मनन शरू किया। उसमें जो बीच-बीचमे कही कठिनाइयाँ आती थी, उनका हल 
श्री प० जयचन्द जी छावडा कृत हिन्दी टीकासे हो जाया करता था। दस प्रकार यह हिन्दी टीका भी मुझे बहुत ही 
सहायक रही । एतदर्थ में श्री प० जयचन्द जी छावडाका भी विशेष आभार मानता ह । 

पुज्य श्री १०४ क्षु८ गणेशप्रसाद जी वर्णी न्‍्यायाचायंका तो म॑ अत्यन्त आभारी हू जिनके तत्वावधानमे 
बाल्यकाल से ही न्यायतीय् परीक्षापयंन्त मेरा अध्ययन रहा और न्याय विषयको रवय आपने पदढाया। अध्ययनके अति- 
रिक्त आत्म-विकासमार्गम चलनेके लिये आपमे ही दीक्षा प्राप्त हुई । 


मोशेम्‌ शान्ति ओशेम्‌ शान्ति ओश३म्‌ शान्ति: 
मनोहर वर्गों 
सन्‌ १६४८ में स्वलिखित समयसार महिमासे (सह॒जाननन्‍्द) 
हक 
नंयचक्र-प्रकाश 


पाठ १-- नयज्ञानकी आवश्यक्तता 

वस्तुका ज्ञान प्रमाण ओर नयोस होता है । वस्तु उत्पादव्ययश्रौध्यात्मक है। भ्रौव्य न हां तो उत्पाद न्यय 
नही हो सकता, उत्पाद व्यय न हो तो ध्रौव्य नही हो सकता । श्रौव्यस वस्तुके द्वव्यपनेका बोध हाता है। उत्पाद व्ययस 
बस्तुके पर्यायपनेका बोध होता है। वस्तु द्रव्यपर्यायात्मक है। वस्तुका द्रव्यदष्टिसे भी ज्ञान हो, पर्मायरप्टिसेभी ज्ञान 
हो तो उसका पूर्ण ज्ञान होता है। एक दृष्टिसे ज्ञान करनेको नय कहते हैं । दोनो दृष्टियोसे ज्ञ न करतेको प्रमाण कहने 
हैं । प्रयोगत नयोसे वस्तुका ज्ञान होनेपर प्रमाणमे ज्ञान होता है और प्रमाणसे ज्ञाब होनेपर नयोस ज्ञान हांता है । 
प्रमाणके बिना निरपेक्ष नयोसे ज्ञान होना मिथ्या है ओर प्रमाणपूर्वंक नयोसे ज्ञान होता सम्यक्‌ है वयोकि, प्रमाणमे 
ग्रहण किये गये पदार्थोका अभिप्रायवण एकदेश ग्रहण करनेवाले ज्ञानको नय कहते है । 

वस्तु शाश्वत निरन्तर द्रव्यपर्यायात्मक है। पर्यायके बिना द्रव्य नहीं रह सकता मो पर्याय एतिक्षण 
हाती रहती है । द्र॒व्यके बिना पर्याय किसमे हो सो अन्वय विना पर्याय हो ही नहीं सकती । इस प्रकार जब वस्तु 
सदा द्वब्पपर्यायात्मक है तो द्रब्यदष्टिस व पययिदृष्टिस वस्तुका ज्ञान करता आवश्यक है। नयोके विस्तास्म जितने भी 
नय है वे सब इन्ही दोनो इदृष्टियोके भेद प्रभेद हैं। निष्कर्ष यह है कि वस्तुका परिचय पानेके लिये नयज्ञावकी महूंती 
आवश्यकता है । भले ही नय व प्रमाणके विकल्पसे अतिक्रान्त होकर ही आत्मानुृभव होता है, विन्तु इस अधिक्रमणकी 
योग्यता वस्तुका परिचय किये बिना नहीं पाई जा सकती हे । 


पाठ २--नयोंके सल्लिप्त प्रकार 

वस्त द्रब्यपर्यायात्मक है। उसको जाननेके लिये नयके मूल दो प्रकार आते हैं १-द्रव्याथिक नय, 
२-पर्यायाधिक नय । द्रव्य ही जिसका प्रयोजन हो उस नयकों द्रव्याथिक नय कहते है व पर्याय ही जिसका प्रयोजन 
हो उस नयको पर्यायाथिक नय कहने हैं। द्रव्याथिक नयके ३ प्रकार है--१ नेगम नय, ? सग्रह नय, ३ व्यवहार 
सेय । पर्यायाथिक नयके ४ प्रकार है--१. ऋजुसूत्र नय, २ शब्द नय, ३ समझिरढ नय, ४ एवभूत नय । इस प्रकार 
तय ७ हुए । इन सात नयोमें ३ विभाग होते है--१-ज्ञाननथ, >-अर्थनय व ३-शब्दनय । नैगम नय तो ज्ञाननय है 
क्योंकि बहू सकल्प मात्रकों प्रकट करता है, पदार्थकों मुख्यतया नहीं कहता | सम्रह नये, व्यवहार नय वे ऋजुसूत्र नय 
अर्थलय कहलाते है, क्योंकि ये पदार्थ्ी जानकारी कराते है। सग्रह नय व व्यवहार नय तो द्थ्य्प्टिकी मुख्यतासे 


( २६ ) 


वस्तुकी जानकारी कराते हैं, किन्तु ऋजुसूत्र नय पर्यायरष्टिको मुख्यतासे वस्तुकी जानकारी कराता है | शब्दनय, 
समभिरूढ नय व एवंभूत नय भी कराते तो जानकारी हैं पर्यायइ॒ष्टिसे वस्तुकी, लेकिन शब्दकी मुख्यतासे जानकारी 
कराते हैं। अत' इन तीन अन्तिम नयोंकों शब्दनय कहुते है। अब सर्वप्रथम इव सात नथोकी जानकारी कीजिये। 


पाठ ३--द्रव्यायिक नेगसनय 

सकत्पमातन्रप्राही नैगम । जो सकल्पको ग्रहण करे (जाने) वह नैगमनय है । नैगमनयमे भ्रभ्ेद व भेद दोनों 
विषय पडे है। नैगमनय ३ प्रकारका होता है (१) भूतन॑गमनय, (२) भाविनेगमनय, (३) वर्तमाननैगमनय । अतीतमे 
वतंमानका आरोपण करना भूतनेगमनय है, जैसे कहना कि आज दीपावली के दिन श्री वद्ध मान स्वामी मोक्षकों गये 
है। यहाँ जो कुछ कहा जा रहा है उसमें संकल्पकी मुख्यता है। भविष्य के बारेमे अतीतकी तरह कहना भांवि- 
नैगमतय है, जैसे कहना कि अन्त तो सिद्ध ही हो चके | यहाँ भी सकतप की प्रधानता है। करनेके लिए प्रारम्भ किये 
गये कुछ निष्पन्न वे अनिष्पस्न वस्तुकों निप्पन्नकी तरह जहाँ कहा जाता है वह वर्तमाननैगमनय है, जेसे कहना कि 
भात (चावल) पक रहा है। 

ये सभी नेगम नय सकल्‍्पमे होनेवाले ज्ञान हैं। यहाँ द्रव्य पर्याय, भेद अभेद, सत्‌ असत्‌ का समन्वयपूर्थक 
ज्ञान चल रहा है जो सकल्पमात्र है।अत नेगमतय ज्ञाननय है। अर्धनय नेगमनयसे सूध्मविषयरूप है। अधंनयोमे 
महाविषयरूप सग्रहनय है | मग्रहनयम सूक्ष्मविषयी व्यवह्वारनयनामक द्रव्याधिकनय है, इसमे सृक्मविषयी ऋजतसू्‌ब्र- 
नयनामक पर्थयायाथिक नय है। ह॒ 

पाठ <--द्रव्याधिक सग्रहनय 

मग्रहनयसे अनेक वस्तुओका संग्रह जाना जाता है। प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूपमात्र है। वहू अखण्ड सत्‌ है, 
निश्चयनय द्वारा जय है । एसे अनन्त सतो का, सर्व सतो का सग्रह किसी साधारण धर्मकी मुख्यताकी दृष्टि होनेपर ज्ञात 
हो जाता है। ज॑से धत्‌ इस दृष्टिमे सब सत्‌ पदार्थोका संग्रह ज्ञात हो गया। इस सर्वसग्रहका ज्ञान करनेवाले जञानको 
परमसग्रहनय कहते हैं। इस सप्रहम अनन्त परमार्थोका सग्रह है, यह जान तो हुआ सग्रहनयसे, किन्तु जब तक 
एक अखण्ड सत्‌ पर दृष्टि नही बनती तब तक केवलइष्टि याने शद्धलय न आ सकनेसे मोक्षपथमे गति नहीं हो पाती, 
अत आवश्यक है कि परमसग्रहकों भेद करके आवास्तरसत की ओर बढ़े । इसके लिये आगे कहा जानेबाला व्यवहार- 
नयतामक द्रव्याथिक नय प्रयोक्ता होता है। उसमे पहली बार भेद किया तो कुछ विभक्त होनेपर भी सग्रह ही बना 
रहा । ऐसा संग्रह जाननेवालेका अपरसग्रह नय कहने हैं, यहाँ भी परामर्थ सतो का संग्रह ही रहा । ऐमे अनेक बार 
व्यवहारनयनामक द्रव्याथिकनयमे विभाग करते जानेपर भी जब तक अखण्ड एक सत्‌ नहीं ज्ञात हो पाता है तब तक 
अनेकों अपरस ग्रह नय होते जाते है। इसका प्रथम प्रकार है-- (४) परसग्रहतयनामक द्रव्याथिक नय | द्वितीय प्रक।र है 
(५) अपरसग्रहनयनामक द्रव्याधिकनय । इसमें अभेद द्रव्य, ण॒द्धपर्यायी द्रव्य, अशद्धपर्यायी द्रव्पका ज्ञानाशय होनेस इसके 
३ भेद हो जाते है, (६) परमशुद्ध अपरमग्रहनयनामक द्रव्याथिक नय (७) शद्ध अपरसग्रहनयनामक द्रव्याधिक नय (५) 
अशद्ध अपरसग्रहनयनामक द्रव्याथिक नय । 

पाठ ५--द्र॒व्याथिक व्यवहारनप 

सग्रहनयसे ग्रहण किये गये पदार्थोक्रे सग्रहका भेद करके भेदरूपसे ग्रहण करनेवाले ज्ञानको व्यवहारनय 
कहते हैं । यह व्यवहारनय अनेक अखण्ड सतोके सग्रहमे से अखण्डोको अलग-अलग जाननेके प्रयत्नमे चलता है । सो 
परसग्रहका भेद करके कुछ अलग-अलग जातियोमे विभक्त कर जानना परसग्रहभेदक व्यवह्ारनतयनामक द्र॒व्याथिकनय 
है। फिर उनमें भी भेद करके विभक्त सारूप्यम पदार्थोकों जानता जाये तो वे सब अपरसग्रहभेदक व्यवहारनयनामक 
द्रव्यायिकनय कहलाते हैं । जैसे--पहिले “सत्‌” परमग्रहकी भेद करके छह जातियोमे लाये--जीव, पुद्गल, धर्म, 
अधमं, आकाश व काल द्रव्य, तो यह परसग्रहभेदक व्यवहारनयनामक द्रव्यथिकनय कहलाया । फिर उतम से मानों 


( ९७ ) 


“जोव द्रव्य” अपरसप्रह का भेद किया--जीव दो प्रकारके हैं मुक्त व संसारो, सो यह अपरसंग्रहभेदक व्यवहारनय 
नामक द्रव्याथिकनय हुआ । अब आगे एक-एक विभागका भेद करते जाये तो वे सब अपरसग्रहभेदक ब्यवहारनय होते 
जायेगे। इस प्रकार जब तक एक अखण्ड सत्‌ पर नहीं पहुचते तब तक अपरमसग्रहभेदक व्यवहा रनय प्रयोक्तव्य होते 
जाते हैं। इसका प्रथम प्रकार है--(८) परसंग्रहभेदक व्यवहारनयनामक द्रव्याथिकनय । द्वितीय प्रकार है--(१०) 
अपरसग्रह-भेदकव्यवहा रनयन|मक॒द्रव्याधिकनय । तृतीय प्रकार है--(११) अन्तिम अपरसंग्रहभेदक व्यवहारनय । 
इनके २ भेद आशयवश हो जाते है। ४--( १२) परम शुद्ध अपरसग्रहभेदकथ्यवहारनयनामक द्रव्याथिकनय, (१३) शद्ध 
अपरस ग्रहभेदक व्यवहारतयतामक द्रठ्पराथिकनय, (१४) प्रशद्ध अपरसग्रहभेदक व्यवह। रनथनामक द्रव्याथिकतय । 
पाठ ६--प्रव्याथिक अन्तिम व्यवहारनय 

अपरसग्रहका भेद कर-कर जब हम अश्वण्ड सत्‌ तक पहुच जाते हैं फिर इसका भेद नहीं किया जाता । 
अश्चण्ड एक सत्‌ तक पहुचाने वाले इस व्यवह्वारनयकी अन्तिम व्यवहारनथ नामक द्रश्याथिकनय कहते हैं। यही 
निश्चयनय कहलाता है। निश्चयन॒प एक अद्धण्ड सत्‌ को अर्थात्‌ एक द्रव्यकों जानता है सो अन्तिमव्यवहारनयनामक 
द्रव्पाधिकनयने भी अन्तिम अपरसंग्रह को भेद करके एक अखण्ड सत्‌का बोध कराया। अब इस एक सत्को जानते 
सप्रय परमशुद्ध, शुद्ध अथवा अशुद्ध जिस विधिका मूड होगा उसी विधिमे इस सतका ज्ञान होगा । इसको परमशुद्ध 
द्रव्याथिक, शुद्धद्रव्याधिक व अशुद्दद्रश्याथिक कहिये या परम शुद्धनिश्चयनप, शुद्ध निश्वयनय व अशुद्धनिश्वयनय कहिये । 

यह अन्तिम व्यवहारनय अर्थनय है व उसमे भी द्रव्याथिकनय है। इस कारण यह व्यवहास्नय अध्यात्म- 
शास्त्रोंमे प्रयुक्त होने वाले निश्चय व्यवहार वाले व्यवहारस भिन्न है। निश्चय व्यवहारमे प्रयुक्त व्यवह।र कथन करने 
वाला है और यह व्यवह्ारनयनामक द्रव्याथिकनय अधिगम करने वाला है और वह भी द्रव्याथिक दृष्टि सं। इस 
अन्तिम व्यवहारनयनतामक द्रव्याथिकनय में परिपूर्ण अख्वण्ड एक सत्‌ अन्य सबसे विभक्त करके वृद्धिमे स्थापित किया। 

पाठ ७--भ्रन्तिम व्यबहारनय नामक द्रव्याथिकनयके प्रकार 

अन्तिम व्यवहारनयनामक द्रव्याथिकनयने अन्तिम अपरसग्रहकों विभक्त करके अखण्ड एक सत्‌ का बोध 
कराया । अब इस अखण्ड एक सत्‌ को गुण, स्वभाव, शूद्ध पर्याय, अशुद्धपर्याय, अभेद आदि जिस जिसकी मुख्यता करके 
जिस-जिस रूपसे जाना जायेगा उतने ही इसके प्रकार बन जावेगे । जैसे (१५) परमशद्ध अभेदविषयी अन्तिमलक्षित 
व्यवह्ा रतयनामक द्रव्याथिकनय, जैसे चिन्मात्र आत्मा । (१९) परमणुद्ध भंदविषयी अन्तिमलक्षित व्यवहास्तथनामक 
द्रृव्पाधिकनय, जैसे--शान दर्शन आदि गुण वाला आत्मा । (१७) शुद्ध अभेद विषयी अन्तिमलक्षित व्यवहारनतवनामक 
द्रव्याविकनय, जैसे--जीव केवलज्ञानी है । (१८) शुद्ध भेदविषयी अन्तिमलक्षित व्यवहारनयनामक द्रब्याथिकनय जैसे-- 
मुक्त जीवके अनन्तज्ञान अनन्तदर्शन आदि । (१६) अध्यक्त अशुद्ध अन्तिमलक्षित व्यवहारनयनामक द्रब्याथिकनय, जेसे 
अबूद्धिगत क्रीध आदि बाला जीव (२०) व्यक्त अशुद्ध अस्तिमलक्षित व्यवहारनवनामक द्रव्याथिकनय, जैसे वृद्धिगत 
क्रॉंध आदि वाला जीव । 

(२१) उपाधिनिस्पेक्षणुद्ध द्रव्याथिकनय, जंसे-ससारोी जीव सिद्धसमान श॒द्धात्मा है। (२२) उत्पादव्यय- 
गौणसत्ताग्राहक शुद्ध द्रव्याथिक नय, जैसे-द्रव्य नित्य है। (२३) भेदकल्पनानिरपेक्ष शुद्ध द्रव्याथिकनय, जैते-निजगुण 
पर्याय स्वभावत्ते अभिन्‍न द्रव्य है। (२४) उपाधिसापेक्ष अशुद्धदव्याथिकनय, जैसे--कर्मोदेय विपाकके सान्निध्यमे जीव 
विकास विकल्परूप परिणमता है। (४ 8) उपाध्यकावापेक्ष शुद्धद्रव्याथिकनय, जेसे-कर्मापाधिके अभ्रभावका निमित्त 
पाकर आत्माकी शुद्ध परिणति होनेका ज्ञान (२४४) शुद्धभावनापेक्ष शुद्ध-द्रब्याथिकनय, जैसे--आत्माके शुद्धपरिणामका 
निमित्त पाकर कमंत्वका क्षय होनेका ज्ञान। (२५) उत्पादव्ययसापेक्ष अशुद्ध द्रब्याथिकनय, जैसे-हद्रब्य उत्पादव्यय- 
ब्ययृक्त है। (२६) भेदकल्पनातापेक्ष अशुद्ध द्ब्याथिकनय, जैसे आत्माके ज्ञान है, दर्शन है, चरित्र है आदि । (६५-२७॥ 
अन्वयद्रव्याथिकन व, जैते--गुणपर्पायस्वभावी आत्मा है। (२८) स्वद्रब्यादिग्राहुक द्रथ्याथिकनय, जैसे-आत्मा द्रयाथिकनय 


( 5८ ) 


स्वचतुष्टयसे है। (२६) परद्रव्यादिश्राहकद्रव्याधिकनय, जैसे--आत्मा परचतुष्टयसे नहीं है। (३०) परमभावग्राहुक 
जैसे आत्मा ज्ञानस्वरूप है | 

इस प्रकार १८ रूपोमे निश्चयनय भाया, तो भी एकके सामने दूसरोकी तुलना होनेपर उनमें जो अधिक 
अभेदवाला निश्चयनय है उसके सामने अन्य निश्चय व्यवहार कहलाते है । 


पाठ ८-पर्याया।थक श्रर्थनय 

पर्यायाधिकनय ४ हैं -ऋजुसूत्रनय, शब्दतय, समभिरूढनय, एक्भूतनय । इनमे से सिर्फ ऋजुसूत्रनय अर्थनय 
है, शेष रे नय शब्दनय हैं। जो वतंमानपर्यायकों जाने उसे ऋज मत्रनय कहते है । यहाँ यह जान लेना अत्यावश्यक 
है कि पर्याय स्वतन्न सत्‌ नहीं हैयाने सत्‌ नहीं है, किन्तु सत्‌ पदार्थक्रा परिणमन है। सत्‌ के ये लक्षण 
है-- (१) उत्पादव्ययश्रौव्ययुक्त सतू, (२) गुणपर्ययवद्द्रव्यम्‌, (३) अन्य सतोमसे प्रविभक्त (प्रथक्‌) प्रदेशवाला, (४) 
साधारण व असाधारण गुणवाला, (५) द्रव्यव्यब्जनपर्याय व गुणव्यज्जनपर्यायवाला । इन लक्षणोमें से एक भी लक्षण 
पर्यायमे नही है, अत: पर्याय सत्‌ नहीं है। फिर यह प्रश्न हो सकता है कि जब पर्याय सत्‌ नहीं है, तो उसका ज्ञान 
कंसे हों, सत्‌ ही तो प्रमेय होता है। उत्तर- पर्यायका ज्ञान नहीं हुआ करता, किन्तु पर्यायमुखेन सत्‌ द्रव्यका 
ज्ञान हुआ करता है। ऋज सूत्रतय द्वारा पर्यायमुखेन द्रव्य सत्‌ का ज्ञान होता है। हा, पर्यायकी मुख्यता दृष्टिमे 
है । जिनके मतमे पर्याय स्वतन्त्र सत्‌ है उनके मतमें पर्याय ही पूरा पदार्थ हो जाता है, फिर उसका अन्वय व उपादान 
कुछ न रहनेसे सर्वधा क्षणकबाद बन जाता है, जो जेनशासनसे विपरीत है, जिसका निराकरण प्रमेयकमल मातंण्ड 
अष्टसहुखी आदि दाशंनिक ग्रन्थों मे विस्तारपूर्वक है। सूक्म ऋज _सूत्रनयका विषय एक समयकी पर्याय है। यह ज्ञान 
किसी व्यवहार या प्रयोग बनानेके लिये नहीं, इस ज्ञानमे तो व्यवहारका लोप होता है । यह तो विषयज्ञान कराने 
मात्रके लिये है। ऐसा स्पष्ट कथन स्वार्थसिद्धि आदि ग्रन्थोमे आचायंदेवोने किया है। 

ऋजुसतनयक्ेे प्रकार इस प्रकार है -(३१) अशुद्ध स्थूल ऋजुसूनयतामक पर्यायाथिकनय, जेसे--नर 
नारक प्रादि पर्याय याने विभावद्रब्यव्यञझ्जन-पर्यायों का परिचय । (३२) शुद्ध स्थूल ऋजुसूत्रनय, जैसे चरमशरीरसे कुछ 
न्यून आकारवाला सिद्ध पर्याय याने स्वभावद्रव्यव्यञ्जनपर्यायोका परिचय । (३३) अशुद्ध सूक्ष्म ऋजुसूत्रनय, जैसे---कोध 
आदि विभावगणव्यञ्जन पर्यायों का परिचय । (३४) शुद्ध सक्ष्म ऋजुसूत्रनय, जैसे-केवलशञान आदि स्वभावगुणव्यऊजन 
पर्षायों का परिचय । ( ५) अनादि नित्य पर्यायाथिकनय जेसे--मेर आदि नित्य है इत्पादि परिचय । (३६) सादि 
नित्य पर्यायाथिकनय, जैसे--सिद्ध पर्याय नित्य है। अशुद्ध पर्याय हटकर सदा शुद्ध रहने वाले पर्यायोका परिचय । 
( ७) सत्तागौणोत्पादध्ययग्राहक नित्य अशूद्ध पर्यायायिकनय, जैसे प्रतिमसय पर्याय विनाशीक है आदि परिचय । (३८) 
मत्तासापेक्ष नित्य अशद्ध पर्यायाधिकनय, जैसे-एक समयमें हुए त्रयात्मक पर्यायों का परिचय । (३८६) उपाधिनिरपेक्ष 
नित्य णद्ध पर्यायाथिकनय, जैसे--सिद्धपर्यायसद्श ससारियोको शुद्ध पर्याये । (४०) उपाधिसापेक्ष नित्य अशुद्ध पर्याया- 
थिकनय, जैसे--संसारी जीवोके उत्पत्ति और मरण है। 


पाठ €- - शब्वनय 

शब्दनयके ३ प्रकार है, (४१) शब्दतय, (४२) समभिरूढनय, (४३) एवभूतनय । ऋजसूत्रनयनामक पर्याया- 
थिकनयसे जो परिणमन ज्ञात हुआ है उसे उसके प्रायः पययिवाची सब शब्दोमे से न कहकर जो शब्दार्थादिविधिसे 
पूर्ण फिट बैठे उस शब्दसे ही कहना (समझना) शब्दनय है। ज॑से दारा भार्या कलत्र आदि शब्दोसे भिन्‍त-भिन्‍न रूपमे 
वाच्यको ग्रहण करना। शब्दनयसे उस शब्दके वात्य अनेक अर्थोर्पें सु जिस अर्थमे उस शब्दकी रूढ़ि है उस 
अथंकों ही उस शब्दसे ग्रहण करना (समझना) समभिरूनय है। ज॑से-गो शब्दके बाच्य गाय, किरण, वाणी, आदि 
प्रनेक अथं हैं, किन्तु गो शब्दकी रूढ़ि गायमे होनेसे गो शब्दसे ग्रायकों ही ग्रहण करना (समझना) | समभिरूढनयसे 
जो अर्थ समझा उसको भी सभी समयमे ने कहकर (समझ कर) उस शबब्दकी वाक्य अथंक्षियासे परिणत जब 


( २४६ ) 


है 

वहू अथे हो तब उस शब्दसे उसे कहना (समझना) एवभूतनय है जैसे-पूजा करते समय हो उस व्यक्तिकों पुजारी 
कहना आदि । 

ये तीनो शब्दनय शब्दों द्वारा तर्क वितक कर पाण्डित्य दिखाते हैं। अत. इनका विषय समझ लेना पर्याप्त 

है । कही कही इनका उपयोग भी होता है वहू किसी समस्यथाका समाधान भी करता है। हा अर्थनयोंका परिचय अधिक 

आवश्यक है और उन भर्थनबोमेसे भी अन्तिम व्यवहारनयनामक द्रव्याथिकनयका परिचय और भी अधिक आवश्यक 

है । क्योकि सवंनयोसे से आत्माका परिचय पाकर सविधि परमशद्धद्वव्याथिकनयके विषयको लक्ष्यमें लकर नय प्रमाणसे 


अतिक्रान्त होकर आत्मानुभव होना सुगम होता है । 


पाठ १०--निईययनय व व्यवहारनयके प्रसंगकोी जिशासा 

अध्यास्मशास्त्रमे निश्वयनय, व्यवहार व उपचारका पद पदपर वर्णन मिलता है। सो यहाँ यह जिज्ञासा 
होता सम्भव है कि तत्त्वाथंसूत्रके प्रणेता पृज्यश्नीमदु्मास्वामोने नैगम, सम्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ, एव- 
भूत ये सात नय कहे हैं । इनमें निश्चयनयका नाम ही नहीं है, आध्यात्मशास्त्रमे प्रयुक्त व्यवहार सप्तनयमे प्रयुक्त 
व्यवहारनयसे भिरन है, उपचारका भी सप्तनयमे सकेत नही है, फिर अध्यात्मशास्त्र मे प्रयुक्त निश्चय व्यवहार 
उपचारका मतलब क्या है ? इसके समाधानका सकेत कुछ छठे पाठमे किया गया है फिर भी और स्पष्टीकरण 
आवश्यक है । 

यदि कोई यह समाधान करनेको चेप्टा करे कि नय दो प्रक्रारके होते हैं एक आगमनथ दूसरा अध्यात्मनय, 
तो यहाँ यह शक्रा हो जाती है कि क्‍या अध्यात्म आगमसे अलग विषय है। द्वादशाज़कों आगम कहते है, कया इस 
आगममे बाहरी विषय है अध्यात्म । यदि आगमसे पृथक्‌ है अध्यात्म, तो वह प्रमाणभूत कैसे रहेगा । अत, नयोके 
विषयमे परस्पर भिन्‍न आगमनय व अध्यात्मनय ये दो प्रकार कहना आगमसम्मत नहीं। सो इस प्रकार निश्चय, 
व्यवहार व उपचारके प्रसगकी जिज्ञासाका समाधान नद्दी हो पाता। भले हो कही-कही यह उल्लिखित है कि थ 
अध्यात्मभाषासे नय हैं, किन्तु उसका अर्थ यह है कि है तो सभी नय आगममे, किन्तु उन सब नयो से इन कुछ नयोका 
अध्यात्मग्रन्थोमे अधिक प्रयोग होता है। उसी कारण इन्हे अध्यात्मनय कहने लगे है, सो यह जिज्ञास खड़ी हो रही कि 
अध्यात्मशास्त्रोम निश्चय व्यवहार आदि का कहाँ समावेश है । 


पा5 ११--निशचयनय व व्यवहारनयके प्रसंगकी जिज्ञासाका समाधान 

अध्यात्मशास्त्रमे नयादिक ४ प्रकारोमे है-?-निश्चयनय, २-व्यवहारनय, र३-व्यवहार व ४-उपचार। 
अभेदविधिसे जाननवाले नयको निश्चयनय कहते है। भेदविधिस जाननेवाले नयकों व्यवहारनय कहते हैं। निश्चयनय 
व व्यवहारनय से जाने गये विषयके कथनकों व्यवहार कहते है। भिन्‍न भिन्‍ने द्रब्योका परस्पर एकका दूसरेकों कर्ता, 
कम, करण, सम्प्रदान, अपादान, सम्बन्धी व आधार आदि बतानेको उपचार कहते हैं। निश्चयनय तो ७ थे पाठमे 
बताये गय॑ जो १६ प्रकारके अन्तिम व्यवहारनयनामक द्रव्याथिकनय है उनमें जो जो अभेदविषयक नय हैं उनमें 
समाविष्ट हैं । और, व्यवहारनय भी उन १६ अन्तिम-व्यवहा रनयनामक द्रव्याथिकनयोमे से जो जो भदबिषयक नय है 
उनमे समाविष्ट है। इनके अतिरिक्त ८ वें पाठ में उल्लिखित पर्यायाथिक नयोंमे जो एक व अभद विषयक नय हैं उनमे 
कुछ निप्रचयनय समाविप्ट हैं और जो अनेक व भेदविषयक्र नय है उनमें व्यवहारनतय सम्राविष्ट है | क्योकि अमेद 
विधिसे ज्ञाता नयको निश्चयनय कहते हैं और भेदविधिसे ज्ञाता नयको व्यवहारनय कहते हैं। सो जैसे द्रव्याथिकनय 
व पर्यायाधिक नये प्रमाण के अश होनेसे सत्य है ऐसे ही निश्चयनय व व्यवहारनय प्रमाण के अश होनेसे सत्य है । 
द्रव्याथिकनय वस्तुको द्रव्यकी प्रधानता में जानता है, पर्यायाधिकनय वस्तु को पर्यायकी प्रधानतासे जानता है, निश्चय - 
नय वस्तुको अभेदविधिसे जानता है, व्यवहारनय वस्तुकोद भेविधिसे जानता है। यहाँ यह जानना कि भेदविधिसे 
द्रव्य व पर्यायका ज्ञान कराने वाला यह व्यवहारनय व्यवहारनयनामक द्र॒न्‍्याथिकनयोंमे यथोचित समाविष्ट होनेपर भी 


(० 0 ॥:) 


व्यवहारनपनामक द्रव्याथिकतयसे भिन्‍न लक्षणवाला है तथा यह व्यवह्वारतय व्यवहार और उपचार से तो जू दा है हो । 


पाठ १२--व्यवहार व उपचारके प्रसंगको जिज्ञासाका समाधान 


द्रव्याधिकनय व पर्यायाथिकनपमसे, निए्चयनय व व्यवहारनपसे जाने गये विपयका निरूपण करना व्यवहार 
है | यह व्यवहार व्यवहारनय व व्यवहारतयनामक द्रव्यायिकनय इन दोनोके विषयका भी निरूपक है तो भो यह 
व्यवहार व्यवहारतयसे भिन्‍नलक्षणवाला है तथंव वह व्यवहार व्यवह्वास्तयनामक द्रव्याथिकनयसे भी भिन्‍नलक्षणवाला 
है । उपचारसे व्यवहार तो भिन्‍न है ही, क्योकि उपचार तो शिन्‍न-भिन्‍न द्रव्योमे परस्पर कारकपना या सम्बन्ध 
बताता है, और व्यवहार भिन्‍त-भिन्‍नत प्रव्योमे परस्पर कारकपना या सम्बन्ध नहीं बताता, किन्तु एक ही द्रष्यकी व 
अनेक द्रब्योकी घटनाका तथ्य बताता है। इसी कारण उपचार मिथ्या है, परन्तु व्यवहार मिध्या नहीं । यहाँ दो बाते 
ज्ञातव्य हैं--?-व्यवहार शब्दका प्रयोग इन ४ स्थलोमे आता है, व्यवहारतयनामक द्रव्यायथिकनय, व्यवहा रनय, व्यवहार 
व उपचार सो वहाँ यह विवेड़ बनाना चाहिये कि यदि वह व्यवहार उपचारवाला है तो मिथ्या है और यदि द्वब्या- 
विकनयास्तगंत व्यवहारनयवाला व्यवहार है तो मिथ्या नही, इसी तरह जो नय्के विषयका प्रतिपादक व्यवहार है वह 
मिध्या नहीं । २-उपचारमे भी जिस भाषामे वह बात उपस्थित करता है उसी रूपमें याने उपादान उपादेय रूपमें 
भिन्न द्रव्योका परस्पर कारकत्व ममझे तो वह समझ मिथ्या है और यदि उपचार केथनमें प्रधोजत और निर्मित्को 
समझनेका ही सतलब रखे तो उस विवेकीन उपचार कथनमे से भी प्रयोजन निकाल लिया । 


पाठ १३--निदचयनयके प्रकार 

अभेदविधिमे एक द्रव्यके बारे मे जानकारों होना सो निश्चयनय है (४४) यदि वह जानकारी अश्चण्ड परम 
स्वभावकों है तो अखण्ड परमशद्ध निश्चयनय है--जैसे अखण्ड शाश्वत सहजचतस्यस्वभावमात्र आत्माका परिचय । 
(८५) यदि यह जानकारी गुणकी है तो शक्तिबोधक परमशद्धनिश्वयनय है, जैसे आत्मा सहज ज्ञान दर्शन शक्ति बीय॑ 
बाला 2 । (४६) यदि बह जानकारी अभेदविधिसे श॒द्ध पर्यायकी है तो वह णद्धनिश्चययनय है। जैसे जीव केवलज्ञानी है 
आदि शद्धपर्यायमय जोवका परिच्रय । (४६ए) यदि एक द्र॒व्यमे जानकारी अभेद विधिसे शुद्ध पर्यायकी है तो वह सभेद 
शुद्धनिए्ययनय है जैसे-जोवके केवलज्ञान है, केवलदर्शन है. अनन्त सुख है आदि। (४७) यदि एक द्रण्पमे जानकारी 
अभेद विधिसे अशद्धपर्यायकी है तो वह अणुद्धनिश्चयनय है, जसे जीव रागी है आदि अगद्ध पर्यायमय द्रब्यका परिचय । 
(4647) यदि एकद्रब्यका परिचय भेदविधिसे अग्द्धपर्यायकी है तो वह सभेद अशुद्धनिश्वयनय है, जैसे जीवके क्रोध है, 
मान है. माया है आदि भेदसहित प्रशुद्धाययिमय द्रब्यका परिचय । सभेद परम घुद्धतिएचयनय शाश्वत गुणकों जाननेके 
लिपे निश्वयनय है और गुणभेद करके जनानेकी इष्टिसे व्यवहारनय है । इसी प्रकार सभेद णुद्धनिश्चयनय एक द्रव्यमे 
जानकारी देनेसे निश्चयनय है और भेदपूर्वक जातकारी देने से व्यवहारतथ है। इसी प्रकार सभेद अशुद्ध निश्चयनय एक 
द्रब्बपे जानकारी देनेसे निश्चनय है और भेदपूर्वक जानकारी देनेसे व्यवहारनय्र है। वस्मुत अखण्ड परमणशद्धनिश्चय हो 
निश्चयनय है उसके समक्ष अन्य निश्चयनय व्यवद्धार है । 


निर्गत चय यम्मात्‌ स निश्चय दस ब्युत्पन्तिस अर्थ हुआ कि जिसपभे अन्य कुछ जोड़ा न जावे और 
नि शेपेण चयः निश्चय हस व्युत्पत्तिसे अर्थ हुआ कि जिसमेसे कुछ निकाला न जाये उसे परिपूर्ण ही रहने दिया जावे । 
इस प्रकार निश्चयका अर्थे हुआ कि जहाँ जोइ और तोड न किया जावे वह निश्चयनय है । इस ब्युत्पत्यर्थ में परमश्‌द्ध- 
निश्चयनय सदा निश्चयनय हे और जिन निश्चयतयोने गुणकों जाना, पर्यायकों जाना बे उत्तरोत्तर अन्तदृष्टि होनेपर 
व्यवहार हा जाते है । 

उक्त चारो निश्चयनयोम पहिले दो तो यन्तिम व्यवहारतवनामक द्रव्याथिकनयमे अन्‍्तर्गेत है । अन्तके दो 
निश्चयतय आशयवश उक्त द्रव्याथिकनयमे व परयवाथिकनयमे अन्तर्गत है । इसका निर्देश अन्तिम पाठमे नयसचो मे 
दिया जायेगा । 


( १ ) 


पाठ १४--छुद्धनय व विवक्षितंकदेश शुद्धवनिश्वयनय 

(४८) विवक्षितेकदेश शुद्ध निश्ययनयमें विवक्षित वस्तुकों शुद्ध स्वरूपमें हो निश्चारा जाता है, वस्तुको 
बिक रोंसे परथक्‌ निरखा जाता है। जो विकार होते हैं उन्हे चु कि उपादान ही स्वयं निभ्चिल होकर नहीं प्रकट करता 
है, निमित्के साल्निध्यमें ही प्रकट हो पाते हैं, अतः उन बिक्वारोंको निमित्तस्वासिक बताकर बस्तुकों शुद्धस्वरूपमे ही 
दिखाना इस नयका काम है, जैसे जीवके विकारपरिणमनोंकों पौदूगलिक जताना व विकारोसे पृथक्‌ जीवकों निरखना। 

व्यवहारतयकों गौणकर अर्थात्‌ भेदविधिसे जाननेका उपयोग न करके निश्चयनयको मुख्य कर माने अभेद- 
विधिसे जातते हुये परमशुद्ध निश्वयनय तक आये वहां भी स्वभावका एकका विकल्प रहा उससे भी अतिक्रान्त होकर 
स्वानूभवके निकट होते हैं तव सकल्पविकल्पकों ध्वस्त करता हुआ शुद्धनय उदित होता है और उसके फलमे प्रमाण- 
नयनिक्षेपके विकल्पसे अतिक्रान्त होकर स्वय प्रमाणस्वरूप हो जाता है। यह ज्ञानस्थिति (४६) शूद्धनय है। शुद्वनयके 
प्रकार नही हैं, वह तो स्वयं शुद्धनय है। वहाँ तो नयविकल्पसे अतिक्रान्त अबण्ड अन्तस्तत्त्वका अभेद दर्शन है। 
(४६०) वहिस्तत्त्वके निषेध द्वारा शुद्ध तत्त्वका परिचय कराना प्रतिषेध्क शुद्धनय है, जैसे जीव कर्मसे अबद्ध है आदि 
परिचय । 


पाठ १५--व्यवहा रनयके प्रकार 


भेदविधिसे अस्तुके जाननेवाले नयको व्यवहारनय कहते हैं । विधिकी हृष्टिसे कई द्रथ्याथिकनय व्यवहारनय 
हो जाते हैं और कई पर्यायाथिकनय व्यवहारनय हो जाते हैं। कई निश्चयनय भी उससे भ्रधिक अन्तर्र ष्टि होनेपर 
उसकी तुलनामें व्यवहारनय हो जाते है। सब ही प्रकारके व्यवहारनयोके नाम इस प्रकार हैं--.. 

(५०) परमशुद्ध भेदविषयी व्यवहारनय अथवा भेदकल्पनासापेक्ष अशुद्ध द्रव्याधिकनय, जैसे आत्माके ज्ञान 
है दर्शन चारित्र है आदि परिचय । (५१) शुद्ध भेदविषयी द्रव्याथिक या शुद्धसृक्ष्म ऋजुसूत्रनय, जैसे आत्माका 
केवल ज्ञान, अनन्त आनन्‍्त है आदि का परिचय (५२) अशुद्धपर्यायविषयी व्यवहारनय या अशुद्ध सूक्षम ऋजुसूत्रनथ, 
जैसे जीव के क्रोध है, मान है आदि । (५३) उपाधिसापेक्ष अशुद्ध द्रभ्याथिकनय, जैसे कर्मोदयविपाकके सान्निध्यमे 
जीवके विकाररूप परिणमनेका परिचय । (५४) उत्पादव्ययसापेक्ष अशुद्धद्रव्याथिक, जैसे द्वव्य उत्पादब्ययध्रीब्ययुक्त 
है यों त्रितययुक्त द्रथ्यकों निरखना (५५) अशुद्ध स्थूल ऋजुसूत्रनय, जेसे नर नारक, तिय॑च, देव आदि विभावद्रव्य- 
व्यञ्जन पर्याव निरखना। (५६) शुद्ध स्थूल ऋजुसूतनय, जैसे चरम शरीरसे किचित्‌ न्‍्यून आकार वाला सिद्धपर्याय 
जानना । (५७) अनादि नित्यपर्यायाथिकनम, जैसे मेर आदि नित्य है आदि का परिचय (५८) सादिनित्यपर्या- 
याथिकनय, जैसे सिद्धपर्याय नित्य है आदि परिचय (५६) सत्तागौणोत्पादव्ययग्राहक नित्याशुद्धपर्यायाथिकनय, जैसे 
प्रतिसमय पर्याये विनाशीक हैं। (६०) सत्तास्तापेक्ष नित्याशुद्धपर्यायाथिक नय, जैसे एक समयमें त्रयात्मक पययि । 
(६१) उपाधि साक्षपे नित्याशूद्धपर्यायाथिकनय, जैसे ससारी जीबों के उत्पत्ति मरण है। 

इसीप्रकार भदविधि जहां पाई जावे ये सब व्यवहारनय हैं। यहाँ इस सदेहमे नही डोलना है कि ये ही 
अनेक तय निश्चयनयमे कहे गये हैं और ये हो यहाँ व्यवह्ारसयमे कहे गये है, क्योंकि आशयबश यह सब परिवतंन हो 
जाता है। जब अभेदकी ओर आशय हो जाता है तो वह निश्चय हो जाता है और जब भेदकी ओर आशय हो जाता है 
तो वहू व्यवहारनय हो जाता है । सभेद प्रयुक्त गुणपर्यायका परिचय एक द्रव्यमे अभेदके आशयमे निश्वयनय है, भेदके 
आशयमे व्यवहारनय है । ऐसी गुजाइशे कई तो द्वव्याथिकनयोमें हैं और कई पर्यायाथिकनयोंमे हैं। इसका निर्देश 
अन्तिम पाठ नयसूची से हो जायेगा । 

आत्महितकी साधनामे भेदव्यबहारकों तज कर अप्रेद अन्तस्तत्वका उपयोगी बनना होता है, अतः साधनाके 
प्रश्ंगमें व्यवहारनय भिथ्या हों जाता है और पश्चात्‌ शुद्धलयात्मक ज्ञानानुभूति के प्रसगमें निश्वयनय भी भिशथ्या हो 
जाता है, किन्तु परिचयके प्रसगमें न तो निश्चयनय मिथ्या है और न व्यवहारनय मिथ्या है । 


20) 


पाठ १६--व्यवहार 


दरब्याथिकनय व पर्यायाधिकसयसे तथा उनके अन्तगंत निश्चयनय व व्यवहारतयसे जाने गये विधयका कथन 
करना सो व्यवहार है याने तथ्यके कथनका नाम व्यवहार है । इसका दूसरा नाम उपनय है। जितने भी नय हैं उत्तका 
कथन किया जाय तो उतने ही व्यवहार हो जाते हैं। बतः उन व्यवहारोंके नाम भी वे ही पड जाते हैं, उनके 
अन्तमें निरूपक व्यवहार इतना शब्द और जोड़ दिया जाता है। फिर भी कई नाम व्यवहारके ऐसे है जिनके शब्दों से 
ही कथनप्रकारके हेतुवोंका निर्देश हो जाता है। अतः कुछ व्यवहारोंके नाम दिये जाते हैं । 


(६२) भूतनैगमप्रतिपादक व्यवहार, जैसे-भूतकालोन स्थितिको वर्तमानकालमें जोडनेके संकल्प्का घठना- 
सम्बन्धित प्रतिपादन। (६३) भाविनैगमप्रतिपादक व्यवहार, जैसे-भविष्यत्कालीन स्थितिको वतंमानमे जोडनेके 
संकल्वका घटनासम्बन्धित प्रतिपादन। (६४) वर्तंमाननैगमप्रतिपादक व्यवहार, जेसे वर्तमान निष्पस्त अनिः्पस्तको 
निष्पस्नवत्‌ संकल्पका प्रपिपादन । (६५) परसंग्रह द्रव्याथिक प्रतिपादक व्यवहार, जैसे 'सत्‌” कहकर समस्त जीव 
पुद्गलादिक सतोंके सप्रहका प्रतिपादन करना। (६६) अपरसंग्रहद्रव्याथिक प्रतिपादक व्यवहार, जैसे संत्‌ को भेद कर 
कहे गये जीव व अजीवमें से जोव कहकर समस्त जीवोके समग्रहका प्रतिपादव करना। (६६४) परमशुद्ध अपरसग्रहू-' 
द्रव्याथिकप्रतिपांदक व्यवहार, जैसे “ब्रह्म कहकर सर्व जीवोंमें कारण समयसारका प्रतिपादन करना। (६६७) 
शूद्ध अपरसग्रहद्रव्याथिक प्रतिपादक व्यवहार, जैसे मुक्त जीव कहकर समस्त कमंमुक्त सिद्ध भगवंतोंका प्रतिपादन करना । 
(६६ () अशुद्ध अपरसग्रहद्रव्याथिकप्रतिपादक व्यवहार, जैसे ससारी जीव कहकर समस्त ससारी जीवोका प्रतिपादन 
करना । (६७) परमसग्रहभेदक व्यवहारनय द्रव्याथिक प्रतिपादक व्यवहार, जैसे सत्‌ २ प्रकार के हैं जीव अजीव भादि 
यो परसंग्रहको भेदनेका प्रतिपादन । (६८) अपरसग्रहभेदक व्यवहा रनय द्रव्याथिक प्रतिपादक व्यवहा र, जैसे जीव २ प्रकार 
के हैं मुक्त ससारी आदि यों अपरसंग्रहको भेदनेका प्रतिपादन । (६८४) अन्तिम अपरसंग्रहभेदक उ्यवहारनय द्रव्याधिक 
प्रतिपादक व्यवहार, जैसे हर यणुक स्कंध भेद कर एक-एक अणुका प्रतिपादन। (६८४) अन्तिम-अखण्डसूचक व्यवहारनग्र 
द्रव्याधिक प्रतिपादक व्यवहार, जैसे एक अणू, एक जीव आदि अखण्ड सत्‌ का प्रतिपादन । (६६) अखण्ड परमशुद्ध सद्भूत 
व्यवहार, जैसे अनाद्यनन्त अहेतुक अखण्ड चैतन्यस्वभावमात्र आत्माका प्रतिपादन । (६६५) गुणगुणिनिष्पक परमशद्ध- 
सद्भत-व्यवहा र, जैमे आत्माका स्वरूप सहज चैतन्य है आदि प्रतिपादन । (७०) सगुण परमशद्ध सदभूत व्यवहार, जैसे 
आत्माके सहज अनादि अनन्त चतुष्टयका प्रतिपादन । (७०८) प्रतिषेघक शुद्धनय प्रतिपादक व्यवहार, जैसे जीव 
पुद्मलकम का अकर्ता है आदि कथन । (७१) अभेद शुद्ध सदुभूत व्यवहार, जैसे शुद्ध पर्यायमय आत्माका प्रतिपादन । 
(७२) सभेद शुद्ध सदमूत व्यवहार, जैसे आत्माके केवलज्ञान, केवलदशेन आदि शुद्ध पर्यायवान आत्मा का प्रतिपादन । 
(७३) कारककारकिभेदक सद्भूत व्यवहार, जैप्ते आत्माको जानता है आदि एक ही पदार्थमें कर्ता कर्म आदि कारकोंका 
कथन । (७४) अनुपचरित अशुद्ध सदभूत व्यवहार, जेसे श्रेणीयत मुनिके रागादिक् विक्रारका प्रतिषादन | (७ ) 
उपचरित अशुद्ध सद्भूत व्यवहार, जैसे जीवके व्यक्त क्रोध मान आदि अशुद्ध पर्यायोंका प्रतिपादन। (७६) उपाधि- 
सापेक्ष अशुद्ध द्रव्याथिक प्रतिपादक व्यवहार, जैसे पुदूगलकमंबिपाकका निमित्त पाकर हुये विक्रत जीवका प्रतिपादन । 
(७७) उपचरित उपाधिपापेक्ष अशुद्ध प्रतिपादक व्यवहार, जैसे विषयमूत पदार्थमे उपयोग देनेपर हुये व्यक्त विकारका 
कथत । (७८) उपाधिनिरपेक्ष शुद्ध द्रव्याथिक प्रतिपादक व्यवहार, जैसे ससारी जीव सिद्धसइश शुद्धात्मा है का 
प्रतिपादन । (७६) उत्पादव्ययगौणसत्ताग्राहक शुद्ध द्रव्याथिक प्रतिपादक व्यवहार जैसे ध्रौव्यत्वक्री मुख्यतासे द्रव्यके 
नित्यत्वका प्रतिपादन | (८०) भेदकल्पनानिरपेक्ष शुद्ध द्रव्याथिक प्रतिपादक व्यवहार, जैसे निज गुणा पर्यायसे अभिन्‍त 
व्रष्य है आदि का प्रतिपादन । (८१) उत्पादव्ययतापेक्ष अशद्ध द्रव्याथिक प्रतिपादक व्यवहार, जैसे प्रत्येक द्रव्य घाव 
होकर भी उत्पाद व्यय वाला है आदि कथन । (८२ ) भेदकल्पनासापेक्ष अशद्भ द्रव्पाथिक प्रतिपादक व्यवहार, जौसे 
आत्माके ज्ञान, दर्शन, चरित्र आदि गुर हैं मादि कथन। (८:) अस्वय द्रव्याथिक प्रतिपादक व्यवहार, जौसे द्रव्य सदैक 


( रे३े ) 


झपने गुण पर्यायोंमे व्यापक रहता है आदि कथन । (८४) स्वद्रव्यादिग्राहकंद्रव्याथिक प्रतिपादकव्यवहार, जेसे जीब 
स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावसे है आदि कथन । (८५) परद्रव्यादिग्राहुकद्व्याथिकप्रतिपादक व्यवहार, जौसे जीव परद्रव्यक्षेत्र- 
कालभावसे नहीं है आदि कथन । (८५६) परमभावग्याहक द्र॒ध्याथिकप्रतिपादक व्यवहार, जैसे आत्मा सहज शायक 
स्वभाव है आँद कथन । (८७) भशुद्ध स्थूल ऋजुसूत्र प्रतिपादक ध्यवहार, जैसे नर, नारक, स्कन्ध आदि अशुद्ध 
द्रव्यव्यञ्जनपर्यायोंका कथन । (५८) शुद्ध स्थूल ऋजुसूत्रप्रतिपादक व्यवहार, जैसे सिद्ध पर्याय, एक अणु, धर्मास्तिकाय 
आदि शुद्ध द्रव्य व्यअ्जनपर्यायका कथत । (८६) अशुद्ध सूक्ष्म ऋजुसूत्र प्रतिपादक व्यवहार, जैसे क्रोध, मान भादि 
विभाव गुणव्यठ्जनपर्यायोंका कषन । (६०) शुद्ध सूक्ष्म ऋजुसूतर प्रतिपादक व्यवहार, जैसे केवलज्ञान, केबलदर्शन, 
आदि स्वभावगुणव्यञ्जन पर्यायोंका कथत । (६१) अनादिनित्यपर्यायाथिक प्रतिपादक व्यवहार, जोेसे मेरु अक्ृत्रिम 
चेत्यालय नित्य है आदि कथन । (६२) सादि नित्य पर्यायाथिक प्रतिपादक व्यवहार, जैसे सिद्ध पर्याय नित्य है आदि 
शुद्ध होकर सदा रहने वाली पर्यायका कथन । (६३) सत्तागोणोत्पादव्ययग्राहक अशुद्धपर्यायाथिक प्रतिपादक व्यवहार, 
जैसे-समय समयमें पर्याय विनश्वर है आदि कथन (६४) सत्तासापेक्ष नित्य अशुद्ध पर्यायाथिक प्रतिपादक व्यवहार, जैसे 
समय समयमें त्रयात्मक पर्यायें हैं आदि कथन । (५) उपाधिनिरपेक्ष नित्य शुद्ध पर्यायाथिक प्रतिपादक व्यवहार, जैसे 
संसारियोंकी सिद्ध पर्यायसहश शुद्ध पर्यायोंका कथन । (६६) उपाधिसापेक्ष नित्य अशुद्ध पर्यायाथिक प्रतिपादक व्यवहार, 
जैसे संसारी जीवोंके उत्पत्ति मरण है आदि कथन । (६७) स्वजात्यसद्भूत व्यवहार, जैसे परमाणु बहुप्रदेशी है, जीव 
शगी है आदि कथन । (६५) विजात्यसद्भत व्यवहार, जंसे मतिज्ञान मूर्त है, दृश्यमान मनृष्य, पशु जीव है आदि 
कथन । (६८) स्वजातिविजात्यसद्भूत व्यवहार, जैसे ज्ञेय जीव अजीव में ज्ञान जाता है आदि कथन | (१००) 
शब्दनय पर्यायाथिक प्रतिपादक व्यवहार, जैसे ऋजुसत्रनयके विषयको लिगादि व्याभिचार दूर करके योग्य शब्दसे 
कहना । (१०१) समभिरुठनयपर्यायाथिक प्रतिपादकव्यवहार, जैसे शब्दनयसे निश्चित शब्दसे वाच्य भ्रनेक पदा्थोमि से 
एक रूढ़ पदार्थशा कथन करना । (१०२) एवंभूतनयपर्यायाथिकतय प्रतिपादकव्यवहार, जैसे समभिरूढनयसे निश्चित 
पदार्थकों उसी क्रियासे परिणत होनेपर ही उस शब्दसे कहना । 
पाठ १७--उपचार 

भिन्न-भिन्न द्रव्य गुण पर्यायोंमें परस्पर एकमे एक दूसरेके द्रव्य गुण पर्यायोका आरोप करना तथा कर्तापन, 
कर्मपन, करणपतन, संप्रदानपन, अपादानपन, सबध व आधार बताना उपचार है। उपचार जिस भाषामे कथन करता है 
उसके अनुसार स्वरूप या घटना नहीं है अत: उपचार मभिथ्या है, फिर भी उपचारका वर्णान उपदेशमें इस कारण चलता 
है कि उस प्रसगभें जो प्रयोजन है या निमित्त है उसका सक्षेपत्तः सुगमत्तया बोध हो जावे । इस कारण उपचार कुछ 
प्रयोजनवान है । उपचार रके प्रकार इस प्रकार हैं-- 

(१०३) उपाधिज उपचरित स्वभाव व्यवहार, जंसे जीवके मूर्तत्व व अचेतनत्व का कथन । (१०४) 
उपाधिन उपचरित प्रतिफलन व्यवहार, जँसे क्रोधकर्मके विपाकके प्रतिफलनकों क्रोध कम कहना। (१०५) स्वाभाविक 
उपचरित स्वभाव व्यवहार, जैसे प्रभु समस्त पर पदा्थोंके ज्ञाता हैं आदि कथन । (१०६) प्रण्ये द्रव्योपचारक (एकजा- 
तिद्वब्ये अन्यजातिद्रव्योपचारक) असद्भूत व्यवहार जैसे शरीरको जीव कहना । (१०६४) स्वजातिद्रब्ये स्वजातिद्रग्यो- 


पचारक असद्भूत व्यवहार, जैसे शरीर मिट्टी है आदि कथन । (१०७) एकजातिपर्याये अन्यजा तिपर्यायोपचा रक असद्भूत 
व्यवहार, जैसे अन्न ही प्राण हैं आदि कथन । (१०८) स्वजातिपयाये स्वजातिपर्यायोपचारक असद्भूत, व्यवहार, जैसे दर्पणमें 


हुंगे प्रतिबिम्बकों दर्पण कहना । (१०६) एक जातिगुणे अन्य जातिगुणोपचारक असद्भूत व्यवहार, जैसे मदिरापानसे 
अभिम्ृत मतिज्ञानकों भूत॑ कहना। (११०) स्वजातिगुणे स्वजातिगुणोपचारक असद्भूत व्यवहार, जैसे ज्ञान ही श्रद्धान 
है, शान ही चरित्र है आदि कथन | (१११) एकजातिद्रव्ये अन्यजातिगुणोपचारक असद्भूत व्यवहार, जैसे जीव भूतिक है 
आदि कथन । (११२) स्वजातिद्रग्ये स्वजातिगुणीपचारक असद्भूत व्यवहार, जैसे परमाणुको ही रूप कहना । (११३) 
एकजातिंद्रब्ये अन्यजातिपर्यायोपचारक असदभूत व्यवह्ार, जैसे जीव भौतिक हैं आदि कथन । (११४) स्वजातिद्वव्ये 


( रेड ) 


स्वजातिपर्यायोपचारक अश्ववृभूत व्यवहार, जैसे परमाण बहुप्रदेशी है, आत्मा भी गण है आदि कथन । (११५) 
एफजांतिगुणे अन्यजातिद्रब्योपचचारक असदुभूत व्यवहार, जैसे ज्ञान गुण ही सकल द्रव्य है भादि कथन ॥ (११६) 
स्वजातिगुणे स्वजातिद्वव्योपया रक असदुभूत व्यवहार, जैसे द्रव्यके रूपको ही द्रव्य कहना, रूप परभाणु आदि । (११७) 
एकजातिंगणें अन्यजातिपर्यायोपचारक असद्भूत व्यवहार, जैसे ज्ञान ही धन है आदि कथन | (११५) स्वजातिगुरोे 
स्वजातिपर्यायोपचारक असद्भूत व्यवहार, जैसे ज्ञान पर्याय है आदि कथन । (११६) एक जातिपययि अन्यजातिद्वव्यो- 
पच्रारक असदुभूत व्यवहार, जैसे शरीरकों ही जीव कहना। (१२०) स्वजातिपर्याये स्वजातिद्रव्योपचारक अतदुभृत 
व्यवहार, जैसे पृथ्वी आदि पृदगल स्कन्‍्धकों द्रव्य कह देना । (१२१) एकजातिपयायि अन्यजातिगुणीपचारक 
असदूभूत व्यवहार, । जैसे पश्‌ पक्षी आदिके शरीर को देखकर यह जीव है आदि कथन करना । 
(१२२) स्वजातिपर्याये स्वजातिगुणोपच्चारक असद्भूत व्यवहार, जैसे अहिसाको गुण व विशिष्ट रूपको देखकर 
उत्तम रूप वाला कहना। (१२३) संश्लिष्ट स्वजात्यूपचरित असद्भूत व्यवहार, जैसे यह परमार इस स्कंधका है 
आंदिकथन | (१२४) असंश्लिष्ट स्वजात्युपचरित असद्भूत व्यवहार, जैसे ये पुत्र स्त्री आदि इस जीवके हैं आदि कथन । 
(१२५) सश्लिष्ट विजात्युपचरित भसदूभूत व्यवहार, जैसे यहू शरीर इस जीव का है, कआ्ादि कथन । (१२६) असं- 
श्लिष्ट विजात्युपच्तरित असद्भूत व्यवहार, जैसे यह घन वैभव मेरा है आदि कथन । (१२७) संश्लिष्ट स्वजाति- 
विजात्युपचरित असद्भूत व्यवहार, जैसे यह आभूषणसज्जित कन्या मेरी है आदि कथन । (१२८) अंसश्लिष्ट स्वजाति- 
विजात्युपचरित असद्भूत व्यवहार, जैसे यह ग्राम नगर मेरा है आदि कथन । (१२६) परकत्‌ त्व अनूपचरित अमद्भूत 
व्यवहार, जैसे पुदगल कर्मने जीवकों रागी कर दिया आदि कथन । (१२६ए) परभोक्‍तृत्व असद्भूत व्यवहार, जैसे 
जीव पुदूगलकमंको भोगता है आदि कथन | (१२४बी) परकतृ त्व उपचरित असदभूत व्यवहार, जैसे जीव घट पट 
आदिका कर्ता है आदि कथन । (१३०) परकर्मंत्व असद्भूत व्यवहार, जैसे जीवके द्वारा ये पष्य पाप बनाये गये आदि 
कथन । (१३१) परकरणत्व असद्भूत व्यवहार, जैसे जीव कषाय भावके द्वारा पौदूगलिक कर्मोंको बनाता है भादि 
कथन । (१२२) परसंप्रदानत्व असदभूत व्यवहार, जेसे पिताने पुत्रके लिये मकान बनाया आदि कथन | (१३३) 
परापादनत्व असदुभूत व्यवहार, जैसे जीवसे इतने कर्म झड़कर अलग हो गये आदि कथन । (१३४) पराधिकरणत्व 
असदूभूत व्यवहार, जैसे जीवमें कर्म ठसाठस भरे हुये है आदि कथन। (१३५) परस्वामित्व असद्भूत व्यवहार जैसे 
मेरा यह घन वैभव शरीर आदि है का कथन । (१३६) स्वजातिकारणों स्वजातिकार्योपचारक व्यवहार, जैसे हिंसा 
आादिक दुःख ही है, आदि का प्रतिपादन | (१३७) एकजातिकारणे अन्यजातिकार्योपचारक व्यवहार, जैसे अन्त धन 
प्राण है आदि कथन । (१३८) स्वजातिकार्ये स्वजातिकारणोपचारक व्यवहार, जैसे श्र्‌त ज्ञान भी मतिज्ञान है आदि 
कथन | (१३४) एक जातिकार्ये अन्यजातिकारणोपचारक व्यवहार, जैसे घटाकारपरिणत ज्ञान घट है आदि कथन । 


(१४०) एकजात्यल्पे अन्यजातिपूर्णोप्चारक व्यवहार, जैसे राज घरानेमे यह नौकर सर्वव्यापक है आदि कथन । 
(१४१) स्वजात्यल्पे स्वजातिपूर्णोप्चारक व्यवहार, जैसे सम्यक्‌ मतिज्ञान केवल ज्ञान है आदि कथन | (१४२) एक 


जात्याघारे अन्यजात्याधेयोपोचरारक व्यवहार, जैसे मचपर बैठकर विद्वान प्रवचन करे तो कहना कि इस मचतने बडे 
प्रवचन किये । (१४३) स्वजात्याधारे स्वजात्याधेयोपचारक व्यवहार, जैसे इस गुरुके उदरमे हजारो शिष्य पडे हैं । 


१४४) एक जात्याधेये अन्यजात्याधारोपचारक व्यवहार, जैसे डलियामें केला रखकर बेचने वालेकों केला 
कहकर पुकारना । (१४५) स्वजात्याधेये स्वजात्याधारोपचारक व्यवहार जैसे मौजसे माँ की गोदमे बैठे हुये बालकका 


नाम लेकर माकोी पुकारना। (१४६) तद्गति तदूपचारक व्यवहार, जैसे लाठीबाले पुरुषको लाठी कहकर पुकारना । 
(१४७) अतिसामीप्ये तत्त्वोपचारक व्यवहार, जैसे चरम (अन्तिम) भवसे पूर्व के भनुष्य भवकों भी चरम कहने । 


(१४८) भाविनि भूतोपचारक ३३8 जैसे ८ वे गुणस्थात में औपशमिक या क्षायिक भाव कहना । (४४) तत्सइश- 
कारणे तदुपचारक व्यवहार, जैसे कर्मोईयजनित विकार इस जीवके लिये शल्य है। (१५०) सह्शे एकत्वोपचारक 


व्यवहार, जैसे गेहू दानोके ढेरको गेहू एक वचन क़ूकर कहना। (१५१) आश्चये आश्रयी-उपचारक व्यवहार जैसे राजा 
प्रजाके गुण दोषोंकों उत्पन्त करता है, आदि कथन । 


( है५ ) 


पा5 १८-अवाप्लि तय 
पदार्थ को शीघ्र सुगसविधिसे मिःसशय यथार्थ समझनेके लिये अन्य भी दृष्टियां थाने नय हैं। इन नयोंमें जो 
अभेदपरक नयथ हैं वे निश्चयनय हैं, जो भ्रेदपरक नय हैं वे व्यवह।रतय हैं । हन अवाप्तिनयों का निर्देश २२वें पाठ में 
१५२ न० से २०३ नं० तकके नयोंमें किया जावेगा । 
पाठ १६-निमिलका रण व ब्राश्यभूत काररएा का विवेक 
निमित्तका सही प्रयोग करनेमे ओर नयदृष्टि परखनेसे जहां अनेक परिचय ज्ञातव्य हैं बहाँ कुछ प्रसंगोंमें निमित्त 


कारण व आश्रयभूत कारणका अन्तर भी ज्ञातव्य है। निमित्त कारण उसे कहते हैं जिसका नैभित्तिक कार्यके साथ 
अन्वय व्यतिरेक सम्बन्ध हो जैसे क्रोध प्रकृतिका विपाक (उदय था उदीरणा) होनेपर ही जीवमें कोध विकल्प होना, 
क्रोधप्रकृतिविषाक ते होनेपर क्रोधविकल्प नहीं होना । यह अन्वयव्यततिरेक सम्बन्ध क्रमंविपाकमे है अत: कोधप्रकृति- 
विपाक क्रोधमें निमित्त कारण है। तथा जिस व्यक्तिपर उपयोग देकर क्रोध प्रकट हो उसे आश्रयभूतकारण कहते हैं । 
आश्रयभूतका रणका विकारके साथ अन्वयथ्यतिरेक सम्बन्ध नहीं, किन्तु उपयोग देकर कारण बनाया गया, अतः 


आश्रयभूतकारण आरोपित कारण है, उपचरित कारण है, निमित्तकारण नहीं । 
यहाँ यह शातव्य है कि निमित्त उपादानमें कुछ परिणति नहीं करता, किन्तु ऐसा योग है कि निर्मित्त कारणके 


सान्निध्यमें ही विकार होता, निमित्त कारणके अभावमें विकार नही हो सकता | आश्रयभूतकारण उपादानमें भी कुछ 
परिणति नहीं करता और आश्रयभूत विषयके न होनेपर विकार न हो और विषयभूत पदार्थके होनेपर ही विकार हो 
या विषयभूत पदार्थ के होनेपर विकार हो ही हो ऐसा कुछ भी नियन्त्रण नही है । हाँ प्रकृतिके उदय होनेपर यह जीव 
यदि विषयभूत पदार्थयर उपयोग देता है तो विकार व्यक्त होता है उपयोग न दे तो विकार व्यक्त नहीं होता, प्रकृति 
के उदय होने पर व विषयभृत पदार्थ पर उपयोग न होने पर प्रकृतिविपाकविमित्तक विकार अव्यक्त होकर तिकल 
जाता है । 

विकारसे हुटना व स्वप्ावमे लगना यह अनादिसे विषयप्रेमी इस जीवको कंसे बने ” जब तक विकारसे घृणा 
न हो तब तक विकारसे हटना संभव नहीं । विकारसे घृणा तब बनेगी जब यह ज्ञानमे आ जाये कि विकार असार है, 
अपवित्र है, परभाव है और यह ज्ञान तब बने जब विकार नैमित्तिक है यह बात ज्ञात हो । विकार नैमित्तिक है यह शान 
तब बने जब निर्ित्तका नेभित्तिक से अन्वयव्यत्तिरेक सम्बन्ध ज्ञात हो । इस तरह निम्ित्तका नैमित्तिकका यथाय ज्ञान 
नैभित्तिक विकारसे हटनेके लिए प्रायोजनिक है। 

यहाँ यह भी ज्ञातव्य है कि आश्रयभूत पदार्थ विकारका निमित्त नही है, किन्तु व्यक्त विकारके लिये आश्रय- 
भूत होनेसे व्यवहारमें उसे निर्मित्त कह देते हैं। सो आश्रयभूतकारणको निर्मित्त बताकर, उदाहरणमें रख-रखकर 
निर्मित्तका सवंधा खण्डन करना या तो अज्ञानमूलक है या पहिले आश्रयभूतकों ही निमित्त समझकर उसका खण्डन 
करते चले आये थे, सो अब वास्तविक निमित्तकी बात सामने आनेपर भी उसी हठको निभाना कपटमुलक है | 
निम्ित्त विकारका कर्ता नहीं, किन्तु निभित्तसान्षिष्य बिना विकार होता नहीं। यों निर्मिच्तकारण व आश्रयभूतकारणका 
विवेक होनेपर, नयईष्टियोजमा, व आात्महितके लिए प्रयोगविधि सही बन जाती है। 

पाठ २०-व्यवहार का बिवेक 


व्यवहार शब्दका प्रयोग व्यवहारनयनामक द्रव्याथिकतय, भेदविषयक व्यवह्ाारनय, नयविषयश्रतिप|दक व्यवहार 
व उपचार इन चार स्थलोंपर होता है । अतः जहाँ व्यवहार शब्द आवे वहाँ यह विवेक करना अत्यावश्यक है कि यहू 
व्यवहार उन चारोंमे से कोनसा है । यदि यह विवेक न रखा जावे और उपचार वाले व्यवहारकों मिथ्या कहा हैं सो 
उसही नातेको सर्वत्र व्यवहारमें अपनाकर आदिके तीनों व्यवह्ारोको भिथ्या कह दिया जाये तो सर्व आगम शास्त्र मिथ्या 
मानने पड़ेंगे । अतः व्यवहारका विवेक अत्यावश्यक है । 


उक्त चारों व्यवहारोंका स्पष्टीकरण पाठ नं० ५, ६, ७, १०, ११, १२, १५, १६, १७ मे किया है । उसे 


( के६ ) 


स्क्ष लेसेसे मयरृष्टिका प्रयोग व आत्महितके लिये आत्मप्रयोग सही टद्वोगा । जैसे दूध गाय, भैंस, बकरी के दूधको कहते 
हैं और आकफके पेड़से निकले संफेद रसको भी दूध कहते हैं, आकका दूध पीनेसे मरण हो जाता है तो आकके दूध का 
उदाहरण देकर स्वंधा यह कहना कि दूध प्राणघातक है यह क्‍या युक्त है व ऐसी श्रद्धासे जीवन चलेगा क्‍या ! हाँ वहाँ 
जो विवेक करेगा कि आकका दूध धातक है गाय भेस आदिका दूध घातक नहीं, बल्कि पोषक है वह अपना जीवनमें 
सही प्रयोग करेगा । 
पाठ २१-स्वतन्त्र सत्त्य व श्नतव्‌ भावका विवेक 

वस्तु द्रव्यरूपसे, ग्रुणरूपसे व पर्यावरूपसे ज्ञय होता है। वहाँ द्रव्यका लक्षण अन्य है, गुणका लक्षण अन्य है, 
पर्यायका लक्षण अन्य है । गुणोमें भी प्रत्येक ग्रुणका लक्षण अस्य-अन्य है। पर्यायोंमें भी प्रत्येक पर्यायका लक्षण अन्य 
अन्य है। इनका वर्णन करते हुए अपना कौशल बतानेके लिये यदि कोई यो कहने लगे कि प्रत्येक गुण स्वतन्त्र सत्‌ है, 
प्रत्येक पर्याय स्वतन्त्र सत्‌ है, गुण स्वतन्त्र सत्‌ है पर्याय स्वतन्त्र सत्‌ है, तो यहू सब कथन स्याद्रादशासनसे बहिम्‌ त 
है । पर्याय स्वत्तन्त्र सत्‌ नहीं इमका सक्षिप्त निरूपण ८ वें पाठमें है। गूण स्वतत्त्र सत्‌ नहीं इसका अब यहाँ विचार 
कीजिये । 

जो स्वतन्त्र सत्‌ याने सत्‌ होता है उसके ये लक्षण हैं--१-उत्पादव्यभ्रौव्ययुक्त सत्‌ २-ग्रपर्यायवर्द्द्रब्प 
३-प्रविभक्तप्रदेशत्व, ४-साधारणगुण वाला, ५-असाधारणगुणवाला, ६-द्रव्यव्यजनपर्यायवाला, ७-गुणव्यज्जनपर्यायवाला । 
गृणमें ये सातों ही बाते नहीं पाई जाती हैं। गुण उत्पादण्यय वाला नहीं है, गुणपें गुण होते नहीं हैं, क्योंकि गुण 
निगुण हैं, 'द्रव्याश्रया निगुणा गूणा ',गणोके प्रदेश द्रव्य व पर्यायसे भिन्‍न नहीं है। गुणोका आकार नहों होता । अतः 
सातों झाते ही गृणमे नही हैं । 

गूण और पर्याय सद्भूतद्रव्यकी तारीफ है। इस तारीफको समझनेके लिये इनका लक्षण जानना होता है । सो 
लक्षणभेदमे गूण व पर्यायोका विशिष्ट परिचय होता है। यों द्रव्य, मृण, पर्यायसे, व परस्पर सब गणोमें, परस्पर सब 
पर्यायोंमे अतद्भाव है, किन्तु स्वतस्त्र-स्वतन्त्र सत्त्व नहीं है। हाँ वस्तुकी द्रव्य कहते हैं सो द्रव्यको स्वतन्त्र सत्‌ कह 
सकते हैं। गणोको व पर्यायकों स्वतन्त्र सत्‌ कहना मोमासकोका सिद्धान्त है । 

इस प्रकार द्रव्य गुण पर्यायके सम्बन्ध में सही जानकारी होनेपर नयोंका प्रयोग व आत्महितके लिये आत्म- 
प्रयोग सही होता है । 

पाठ २२-हष्टि सूची 
ज्ञाननय (संगमनय ब्रव्याथिक) 
१. भूतनेंगम नय (जेंसे आज दीपावलिके दिन वर्धमान स्वामी मोक्ष गये इस प्रकार वर्तमानमे भूतका प्रकाश) । 
२. भाविवंगमनय (जैसे भहंन्त तो सिद्ध हो ही चुके इसप्रकार वर्तमान मे भावीका प्रकाश) | 

« बतंमान नेगसनय (जेसे भात पक रहा है, आदि इसप्रकार निष्पन्न व अनिष्पन्नका वर्तमानमे निष्पन्नवत्‌ प्रकाश। 


संप्रहनय द्रव्याथिकनय 
. परसंग्रहनामक व्रव्याथिकनय (जेसे-सत्‌, सत्‌ मे सबका सप्रह है, क्योकि चेतन अखेतन सभी पदार्थ सत्स्वरूप हैं) 


- अपरसंग्रहनयनासक द्रध्याथिकनय (जैसे-जीव । जीवमें जीवोके सिवाय भ्रन्यका सग्रह नही) 
- परमशुद्ध अपरसंप्रहूनामक द्रव्याथिकनय (जैसे-ब्रह्मस्वरूप आत्मा, जिसके एकान्तमें सांख्या विसिद्धान्त हो जाते हैं) 
शुद्ध अपरसंग्रहनयनामक व्रव्याविकनय (जंसे-मुक्त जीव, इसमे अतीत अनागत वर्तमान सर्व सिद्धोंका सम्रह है) 
- अशुद्ध अपरसप्रहनयनामक व्रव्याथिकनय (जंसे-संसारी जीव, इसमे त्रस स्थावर झ्रादि सभी अशुद्धपर्यायचान 
जीवोका सम्रह है) 


न्प्ण 


री &छ क्र # ० 


झनन्तिम व्यवह्वारनय द्रध्याधिकनय 
€. परम्रसंग्रहभेदक व्यवहारनयनामक व्रव्याथिकनय (जंसे-द्रब्य ६ प्रकारके हैं जीव, पुद्यल, धर्म,अधमं आकाश व काल) 


६ र७ ) 


१७ 


११ 


१२. 


१३ 
१४. 


१५ 
१६. 
(4 । 
श्ध 
१८. 
२० 
२१. 


श्र. 
२३. 
२४. 


अपरसंप्रहभेवक ब्यवहारमयनामक व्रद्याधिकनय (जैसे-जीव दो प्रकारके हैं मुक्त व संसारी, इस प्रकार शुद्ध 
व अशुद्ध का भेद किये बिना जीवोका भेदोंमें परिवय ) 


प्रस्तिम अपरसंप्रहभेदकव्यवहारनयवामक व्रध्याविक्रतय (जैसे-प्ृथक्‌ पृथक एक-एक सत्‌ व द्ृयणुक आदि स्कम्धमें 
एक अणुका परिचय) 


प्रमशुद्ध अपरस ग्रहभंदक द्रव्यव्यवहारनयनासक द्रव्याधिकलय (जैसे चैतन्यात्मकत्वसे सम्बद्ध अनन्त आत्माबोंका 
परिक्षय) 
शुद्ध अपरसंग्रहभेवरू वयवहारनयनामक द्रब्याधिकतय (जैसे-मुक्त जीवोका क्षेत्र काल गति लिजू आदिसे परिचय ) 
अशुद्ध अपरसंप्रहभेदक व्यवहारनयनामक ड्रव्याथिकनय (जैसे-ससारी जीवोका श्रस स्थावर आदि विभागोसे परिचय) 
प्रन्तिम व्यवहारनय द्रव्याथिक 
परमश॒द्ध अभ्ेवविदयों अन्तिम व्यवहारनयनामक वव्याथिकनय (जैसे आत्मा चैतन्यस्वरूपमात्र है आदि) 
परमशद्ध भेदविधयी अन्तिम व्यवहा रतयनतामक व्रव्यायिकनय (आत्मामे ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि गुण हैं) 
शद्ध अमेदविययी अन्तिम व्यवहारनयनामसक द्रत्याथिकसय (जैसे भगवन्त आत्मा केवलज्ञानी है आदि) 
शूद्धभवविधयी अन्तिम व्यवहारनयनासक द्रत्याथिकनय (जैसे भगवन्त आत्मामे अनंतशान, दर्शन आदि हैं) 
अठ्यकक्‍त अशुद्ध झन्तिम व्यवहारश्नय-नासक व्रव्याधिकनय (जैसे-उपशम या क्षपकश्नेणिसे आया हुआ सुनि) 
व्यक्त अशुद्ध अन्तिम व्यवहारतयनासक द्रध्याथिकनय (जंसे किसी व्यक्तिपर क्रोध करनेवाला कोई एक मनृष्य) 
उपाधिलिरपेक्ष शुद्ध द्रव्याधिकनय (जंसे-ससारी जीव सिद्ध समान शुद्धात्मा है आदि, उपाधिका सम्बन्ध न तक 
कर स्वभावमात्र निरखना) 
उत्पादव्यवगोणसत्ताप्राहुक शुद्धाब्यायिकनय (जैसे द्रव्य नित्य है, आदि, ध्ौग्यकी मुख्यतासे वस्तुका निरखना) 
भेदकल्पनानिरपेक्ष श॒द्धवृव्याथिकनय (जैसे-निजगृुणपयायसे अभिन्‍न द्रव्य है, यो शुद्ध स्वरूप निरखना) 
उपाधिसापेक्ष अशुद्धद्रव्याथिकनय (जैसे-कर्मोदयविपाकके सान्निध्यमे जीव विकाररूप परिणमता है, आदि परिचय ) 


२४४. उपाध्यकावायेक्ष शुद्धदरृव्याथिकनय (जैसे-कर्मोप्राधकि अभावका निरमिल पाकर कमंत्वका दूर होना निरखना) 


२४४ शुद्धभावनापेक्ष शुद्धद्रष्याथिकृनय (जैसे-आत्माके शुद्धपरिणामका निर्मित पाकर कमंत्वका दूर होना निरखना) 


२, 
२६. 
२७. 
रश्द्च, 
रं€, 
३०. 


३१. 
करे. 
३३, 
३४. 
३४. 


१६. 


उत्पावव्यवसावेक्ष अशुद्धदव्याथिकनय (जैसे-द्रव्य उत्पादव्यय्रौग्ययुक्त है, यों त्रिलक्षणासत्तामय द्रव्य निरखना) 
भेद- ल्पनासापेक्ष अशुद्धदृव्याथिकनय (जैसे-आत्माके ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है आदि गुणोका परिचय) 
अन्यय व्रव्याथिकनय (जैसे-त्रकालिक गुणपर्यायस्वभावी आत्मा, आदि मूलवस्तु निरखना) 

स्वद्रव्यादिग्राहुक द्रव्याथिकनय (जैसे-स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावसे वस्तुके अस्तित्व का परिचय) 

परव्रव्यादिप्राहुक द्रव्याथिकनय (जंसे-परद्रव्यक्षेत्रकालभावसे वस्तुके नास्तित्व का परिचय) 

परमभायप्राहुक द्रव्याधिकनय (जंते-सहज अखण्ड शानस्वरूप आत्मा का परिचय) 


३०८ शुद्धपारिणाभिकपरमभावश्राहुक शुद्धवव्याथिकतय (जैसे-बद्धाबद्धादिनयविकल्परूप जीव नही द्ोता अ्रादि परिचय) 


झ्र्थनय पर्यायाधिक्त 
अशुद्धस्थुल ऋजुसूत्रनयनाथक पर्यायाधिकनथ (जैसे-नर नारक आदि विभाव द्रव्यव्यअ्जन पर्यायोका परिचय) 
शुद्धस्थुल ऋजुसृञश्ननयनासक पर्यायाथिकनय (जैसे-सिद्धपर्याय आदिक स्वभावद्रव्यव्यञ्जनपर्यायोका परिश्षय) 
अशुद्धतृदम ऋजुसूत्रमयनासक पर्यायाथिकनय (जैसे-क्रोध आदि विभावगुणव्यअ्जनपर्यायोका परिचय) 
शुद्धधृक्म ऋजुधृश्ननयतामक पर्यायाधिकनय (जैसे-केवलज्ञान आदि स्वभावगुणव्यज्जनपर्यायोंका परिक्षण) 


अनादिसित्य पर्यायाथिकनय (जैसे-मेर नित्य है आदि, प्रति समय आय व्यय होते हुए भी वेसे के बसे ही बने 
रहनेवाले पदा्ों का परिचय ) 


सादिनित्य पर्यायाथिकनय (जैसे सिद्ध पर्याय आदि, भशुद्धता हटकर सादिशुद्ध रहनेवालै पर्यायोका परिचय) 
( रेष ) 


३७. सत्तागौणोत्पादव्ययग्राहक नित्यअशुद्धपर्यायाधिकसय (जैसे-प्रति समय पर्याय विताशीक है आदि परिचय) 
३८. सत्तासापक्ष नित्य अशद्धपर्यापाथिकनय (जैसे-एक समयमें हुए त्रयात्मक पर्यायोंका परिक्षय ) 
३६. उपाधिमिरपेक्ष नित्य शुद्धपर्यायाथिकनय (जैसे-सिद्धपर्यायसइ्श ससारी जीवोंकी शुद्धपर्यायें आदि का परिक्रय) 
४०. उपाधितापेक्ष नित्य अशुद्धपर्यायाथिकनय (जैसे-संसारी जीवोंके उत्पाद और मरण है आदि परिचय) 
शब्दनय पर्यायाथिकनय 
४१. क्षब्बनथ (ऋजुसूत्रनयके विधयकों लिज्भ, वचन आदि व्यभिचार हटाकर किसो उपयुक्त शब्दसे कहना) 
४२. समसिरृदनय शब्दनय द्वारा नियत शब्दसे वाच्य अनेक अरथोमे से किसी एक रूढ़ अंकों ही कहना) 
४३. एवसतनथ (ससभिरूढ़नयके विषयकों उस क्रियासे परिणत होते हुएके समय ही उसी शब्दसे कहना) 
निशचयनय 
४४. अखण्ड परसश्‌द्धनिश्चयनय (जैसे-अखण्ड शाश्वत सहज चंतन्यस्वभावमात्र आत्माका परिचय) 
४५. शक्तिबोधक परमशद्धनिस्जयनय (जैसे-आत्मा सहज ज्ञान दर्शन शक्ति वीयंवान है भादि परिचय) 
४६. शुद्ध नि्नयनय (जेंसे-जीव केवलज्ञानी है, भ्रादि शुद्धपर्यायात्मक द्रब्यका परिचय परिचय) 
४६८. सभेद शुद्धनिद॒चरयनय (जंसे-जीवके केवलज्ञान है, केवलदशंत है, अनन्त सुख है आदि परिचय) 
४६४. अपणंशुद्धनिश्वयनय (जैसे-स्वपरभेदविज्ञानीके एकत्वविभक्त भात्माकी र्याति होनेसे शानमय भाव का परिच्षय) 
४७. अशुद्ध निश्वयनय (जैसे-जीव रागी है आदि अशुद्धपर्यायमय द्रव्यका परिक्षय) 
४७४. सभेद अशुर्द्ध/इचयनथ (जैसे-जीवके क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है आदि भेदसहित अशुद्ध का परिक्षय) 
४८. ध्ववक्षितकदेशशुद्धलिशयनय (जैसे-रागादिक पौद्गलिक हैं, यो औपाधिक भावोकों उपाधिके लिये सौंपकर आत्म 
स्वरूप को शुद्धस्वभाव मात्र निरखना) 
४८ शुद्धनय (जेसे-नयविकल्पसे अतिक्रान्त अखण्ड अन्तस्तत्वका, अभेद दर्शन) 
४६४. प्रतिषधक श द्वनय (जैसे-जीव पुदुगलकमंका, ग्रात्रादिका अकर्ता है आदि परिच्षय) 
४६४8. उपादान्ष्टि (जैसे जीवकी योग्यतानुसार उसका परिणमत उसी जीवमें निरखना) 
व्यवहार नय 
५० परमश्‌ द्ध भेदविषयों व्यवहारनय या भेदकल्पनासापक्ष अहाद्ध परव्याथिकतय (जैसे-आत्माके ज्ञान है, दर्शन है 
आदि शाश्वत गुणोंके रूपसे आत्माका परिचय) 
५१. शद्धभेदविषयों द्रव्याथिकतय या श्‌ दसृक्ष्म ऋजुसूत्रनयथ (जैसे-आत्माका केवलज्ञान, अनन्त आनन्द आदि 
निरुषाधि शुद्ध पर्यायों का परिचय) 
५२. अश द्वपर्यायविषयों व्यवहारनय या अश द्धतृक्ष्म ऋजुसत्रनय (जैसे जीवके क्रोध, मान आदिका परिचय) 
४३. उपाधिसापेक्ष अदा द्ध द्रव्याधिकनय (जैसे-कर्मोंदयविपाकके सान्निध्य मे जीव विकाररूप परिणमता है) 
५३८. निमित्तदृष्ठि (जैसे चक्रके आधारपर दण्ड द्वारा भ्रमण होकर जल-मिश्रण दशामे कुम्हारके हस्तव्यापारके 
निमित्तसे मिट्टीका घडा बनना आदि परिक्षय ) 
५४, उत्पावष्ययसापेक्ष अशू द्ध ब्रव्याथिकनय (जैसे-द्रव्य उत्पादव्यवधोव्ययुक्त है, यो त्रितययुक्त द्रव्यको निरखना) 
५५, अदा उस्थल ऋजुसूतनय (जेसे-नर नारक, तियेच, देव, आदि विभावद्रव्यव्यञ्जन पर्यायें निरखना) 
५६. शूद्धस्थल ऋजुसूचननय (जंसे-चरमदेहसे न्यूत आकारवाली घिद्धपर्याय, स्वभाव द्रव्यव्यञ्जन पर्याय निरखना) 
५७. अनाविनित्य पर्यायाथिकनय (जैसे-मेरु नित्य है आदि प्रतिसमय बनना बिगड़ना होनेपर भी बना रहूना निरखना) 
भ८, सादिनित्य पर्यायाथिकनय (जैंसे-सिद्धपर्याय नित्य है, आदि, उपाधिके अभावसे सदा रहनेवाली पर्यायका परिक्षय) 
४६ सत्तागौणोत्पदत्ययग्राहुक नित्याश द्ध पर्यायाथिकतय (जैसे-प्रतिसमय पर्याय बिनाशीक है, क्षणिक पर्यायका परिश्चय ) 


( रे ) 


६०. सत्तासापेक्ष नित्याक्षा द्धपर्यायाधिकतय (जैसे-एक समयमे त्रयात्मक पर्यायें, उत्पादव्यवश्नौव्य था भूतमाविषतें- 
सानपर्यायका परिचय) 

६१. उपाधिसापेक्ष नित्याशद्धपर्यायाथिकनय (जैसे-संध्षारी जीवोंके उत्पत्तिमरण है, विषय कषाय हैं का परिचय) 

व्यवहार (यथार्थ प्रतिपावक व्यवहार ) 

६२. भृतनेग्रम प्रतिपावक् व्यजहार (भूतकालीन स्थितिको वरतंमानमें जोडनेके सकल्प का घटनासम्बन्धित प्रतिपादन) 

६३ भाविनेगमग्रतिपादक व्यबवहार (भविष्यत्कालीन स्थितिको वर्तमानमे जोड़नेके संकल्पका घटनासम्बन्धित प्रतिपादन) 

६४, वतंमाननेगसप्रतिपाबक व्यवहार (वर्तमान निष्पन्न अनिष्पन्चकों निष्पन्नवत्‌ सकल्पका प्रतिपादन) 

६५ परसग्रह व्रव्याथिक प्रतिपादक व्यवहार (जैसे-'सत्‌' कहकर समस्त जीवपुद्गलादिक सतोंके सम्रहका प्रतिपादन) 


६६. अपरसंग्रह द्रब्याथिक प्रतिपादक ध्यवहार (जैसे सतको भेदे गये जीव ब अजीवमे से जीव कहकर समस्त 
जीवोके सग्रहका प्रतिपादन) 


६६०८. परमशद्ध प्रपरसंग्रहप्रव्याथिकप्रतिपादक व्यवहार (जैसे ब्रह्म कहकर सर्व जीवोंसे कारणसमयसारका कथन ) 
६६७, शुद्धअपरसंग्रह द्रव्याधिकप्रतिपादक व्यवहार (जैसे मुक्त-जीव कहकर समस्त कमंमुंक्त सिद्ध भगवन्‍्तोंका 
प्रतिपादन ) 

६६९ अशुद्धअपरसंप्रह द्रव्याथिकप्रतिपादक व्यवहार (जैसे ससारी जीव कहकर समस्त संसारी जीवोका प्रतिपादन) 
६७ अपरसंग्रहभेदकव्यवहारनय द्रव्याथिकप्रतिपादक व्यबहार (जैसे सत्‌ २ प्रकारके है जीव अजीब, आदि, यो 
परसंग्रहकों भेदनेका प्रतिपादन ) 


६० अपरसपग्रहभेदकव्यवहारनय द्रव्याथिकप्रतिपादक व्यवहार (जैसे जीव २ प्रकारके हैं मुक्त ससारी आदि यो अपर- 
सग्रहको भेदनेका प्रतिपादन ) 


६८८. अन्तिम-अपरसंग्रहभेदफव्यवहारनय द्रव्याथिक प्रतिपादक व्यवहार (जैसे ढ यणुक स्कंधको भेद कर एक अणुका 
प्रतिपादन) 


६८७, अन्तिम अखण्डव्यवहारनयद्रव्याथिकप्रतिपादक व्यवहार (जैसे एक अणु, एक जीव, आदि अखण्ड सतका 
प्रतिपादन ) 


६६ अखण्ड परमश द्ध सद भूतव्यवहार (जैसे अनाद्यतन्त अहेतुक अखण्ड चेतन्यस्वभाबमात्र आत्माका प्रतिपादन) 

६६०४. गणगुणिभदक परमशद्ध सद भूत व्यवहार (जैसे आत्माका स्वरूप सहज चेतस्यस्वूप है आदि प्रतिपादन) 

७१, सगूण परमश द्धसद भूत व्यबहार (जैसे आत्माके सहज ज्ञानादि अनन्तचतुष्टय का प्रतिपादन ) 

७००४  प्रतिषेधकश ज्ननयप्रतिषादक व्यवहार (जैसे जीव पुगदलकर्मका अकर्ता है आदि कथन ) 

७९ अभेद शूद्ध सद भूत व्यवहार (जैसे शूद्धपर्यायमय आत्माका प्रतिपादन) 

७२. सभेद श द्धसद भूतव्यवहार (जैसे आत्माके केवलज्ञान, केवलदर्शन, आदि शुद्धपर्यायवान आत्माका प्रतिपादन) 

७३. कारककारकिभेदक सद भूतव्यवहार (जैसे आत्मा आत्माको जानता है, आत्मा के द्वारा जानता है आदि एक ही 
पदार्थमे कर्ताक्म करण आदिका कथन) 

७३४/.. कारककारकिभेदक अश द्धसद्भूतव्यवहार (जेसे जोवधिभावोका कर्ता जीव है आदि कथन) 

७४. अनुपचरित अजय द्धसद भूत व्यवहार (जैसे श्रेणिगत मुनिके रागादिविकारका प्रतिपादन) 

७४५. उपचरित अश,द्धडसव भूत्तव्यवहार (जैसे जीवके व्यक्त क्रोध आदि व्यक्त अशूद्ध पर्यायोका प्रतिधादन) 


७६. उपाधिसापेक्ष अहद्ध द्रव्याथिक्रप्रतिषादक व्यवहार (जैसे पुद्गलकर्मं विषपाकका निमित्त पाकर बिक्ृत हुए 
जीवका प्रतिपादन) 


७७. उपचरित उपाधिसापेक्ष अश् द्ध ब्रव्याथिकप्रतिपादक व्यवहार (जेसे विषयभूत पदार्थमें उपयोग देनेपर हुए व्यक्त 
विकारका कथन ) 


(४० ) 


पर, 
घर. 
छह 
दर, 
घ्९. 
ध्७, 
घ्प. 


ष््8 


६०. 


€१ 
€२ 


रे 


€४. 
€५. 
६६. 
६७. 
€द८. 
६६. 


१००. 


१०१, 


१०२. 


१०३- 


१७०४, 
१०४. 


- उपाधिनिरवेक्ष क्ष्‌द्धशव्याथिक प्रतिपादक व्यवहार (जैसे सतारी जीव सिद्ध सदश शुद्धात्मा हैं का प्रतिपादन) 
छह. 


उत्पादण्ययशोणसत्ताग्राहुक श्‌ उधद्र॒ध्याधिक प्रतिपादक व्यबयहार (जैसे ध्रौव्यत्वकी मुख्यतामें दव्यके नित्यत्वका 
प्रतिपादन) 


: भेदकल्पना-निरपेक्ष ज्ञ द्धपरव्याथिक प्रतिपादक व्यवहार (जेसे निजगूणपर्यायसे अभिन्न द्रव्य है, आदिका प्रतिपादन) 
घर, 


उत्पावव्ययसापेक्ष अश द्व द्रव्याथिक प्रतिपादक व्यवहार (प्रत्येक द्रव्य धुत होकर भी उत्पाद व्ययवाला है आदि 
कथन) 
भेदकल्पनासापेक्ष अशुदद्रव्याधिक प्रतिषादक व्यवहार (आत्माके ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि गुण हैं आदि कथन) 
अन्वयव्रव्याधिक प्रतिपादक व्यवहार (द्रव्य स्देव अपने गुणपर्यायोमे व्यापक रहता है आदि कथन) 
स्वव्रव्याविग्राहुक व्रव्याथिक प्रतिपादक व्यवहार (जैसे जीब स्वद्रव्यक्षेत्ररालभावसे है आदि कथन) 
परव्रध्यादिग्राहुक व्रव्माथिक प्रतिपादक व्यवहार (जैसे जीव परद्रब्यक्षेत्रकालभावसे नही है आदि कथन ) 
परमभावप्राहक व्रव्याथिक प्रतिपादक व्यवहार (जैसे आत्मा सहज ज्ञायकस्वभाव है आदि कथन) 
अशुद्धस्थूल ऋजुसूत्र प्रतिषादक व्यवहार (जैसे नर “नारक” स्काध् आदि अशुद्ध द्रव्यव्यञ्जन पर्यायोका कथन) 
शुद्धस्थूल सुक्म ऋजुसूत्र प्रतिपादक व्यवहार (जंसे सिद्धपर्याय, एक अण, धर्मास्तिकाय कालाणु आदि शुद्धव्रध्य- 
व्यञ्जन पर्यायका कथन) 
अशुद् सक्षम ऋजुसत्र प्रतिपादक व्यवहार (जंसे क्रोध, मान आदि विभाव गुणव्यठजन पर्यायोका कथन) 
शुद्ध सक्षम ऋजुसूत्र प्रतिपादक व्यवहार (जैसे केवलशञान, केवलदर्शन आदि स्वभावगुणव्यञ्जन पर्यायोका कथन) 
अनाविनित्यपर्यायाथिक प्रतिपादक व्यवहार (मेरु, अकृत्रिम चेत्यालय नित्य हैं आदि कथन) 
सादिनित्यपर्यायाथिक प्रतिपादक व्यवहार (जंसे सिद्धपर्याय नित्य है आदि शुद्ध हीकर सदा रहनेवाली पर्यायका 
कथन 
सत्तागौणोत्पाषष्यमप्राहुक अशुद्धपर्यायाधिक प्रतिपादक व्यवहार (जैसे समय समयमें पर्याय विनश्वर है आदि 88, 
सत्तासापेक्ष नित्य अशुद्धपर्यापाथिक प्रतिपादक व्यवहार (जैसे समय समयमे ज्यात्मक पर्यायें है आदि कथन) 
उपाधिसापेक्ष नित्य अशुद्धपर्यायाधिक प्रतिपादक व्यवहार (जैसे ससारियोकी सिद्धपर्यायसद्श शुद्धपर्यायो का कथन ) 
उपाधिसापेक्ष नित्य अशुद्धपर्यायाथिक प्रतिषादक ध्यवहार (जंसे ससारी जीवोके उत्पत्ति मरण हैं आदि कथन) 
स्वाजात्यसद्भृत व्यवहार (जंसे परमाण्‌ बहुप्रदेशी है, जीव रागी हैं आदि कथन) 
विजात्यसद्भूत व्यवहार (जैसे मतिज्ञान मूर्त है, वश्यमान मनुष्य, पश्‌ जीब हैं आदि कथन) 
स्त्रजातिविजात्यस॒दूभुत व्यवहार (जैसे जशैय जीव और अजीवमे ज्ञान जाता है आदि कथन) 
शब्बनयपर्यायाथिक प्रतिपादक व्यवहार (ऋजुसूत्रनयके विषयकों लिगादिव्यभिचार दूर करके योग्यशब्दसे कहना) 
समसलिरूडनयपर्यायाथिक प्रतिपादक व्यवहार (शब्दनयसे निश्चित शब्दसे वाच्य अनेक पदार्थोमेसे एक रूढ़पदा्थंका 
कथन ) 
एवंभृूतनयपर्यायाथिक प्रतिपादक व्यवहार (समभिरूढठसे निश्चित पदार्थको उसी क्रियासे परिणत होनेपर ही 
ना 
उपचार (ध्ारोपक व्यवहार) ४०3 
उपाधिज उपचरितस्वप्ावव्यवहार (जैसे जीवके मूर्तत्व व अचेतनत्बका कथन) 
उपाधिज उप्यरित प्रतिफलनथ्यवहार (जैसे क्रोधकमके विपाकके प्रतिफलन को क्रोधकर्म कहना) 
स्वाभाविक उपजथरितत्वधावष्ययहार (जेसे प्रभू समस्त पर पदा्थोंके भी ज्ञाता हैं भआादि कथन) 


१०५८४.. अदरिपर्ण उपचरित स्वशावव्यवहुर (जैसे जीव घट पट प्रादि पर पदार्थ का ज्ञाता है आदि कथन) 
१०६, बष्ये अष्योपचारक (एकजातिव्रश्यपे अन्यजातिव्रव्योपच्रारक) असद्भृतब्यवहार (जेसे शरीर को जीव कहना) 


(४ 3) 


१०६८. स्वजातिद्रव्ये स्वजातिद्रब्पोपचारक असब्भूतथ्यवहार (जैसे शरोर मिट्टी है आदि कथन) 


१०७. 
श्ण्द, 
१०६. 
११०, 
१११. 
११२. 
११३. 
११४. 
११४. 


११६. 


११७. 
११८. 
११६ 
१२० 
१२१. 
१२२. 


१२३. 
१२४. 
१२५. 
१२६. 
१२७. 
१२८. 
१२६, 


एकजातिपर्यापे अन्यजातिपर्यायोपथारक असदन्ुत व्यवहार (जैसे अन्न ही प्राण है आदि कथन) 

स्वजातिपर्यापे स्वजातिपर्यायोषचारक असद्भूत व्यवहार (जंसे दर्पणमें हुए प्रतिबिम्बको दर्पण कहना) 

एकजातिणुणे अन्यजातिगुणोपक्षारक असद्भूत व्यवहार (मदिरापान से अभिभूत मतिजश्ञातकों मूर्ते कहना) 

स्वजातिगूणे स्वजातिगणोपचारक असदृभूत व्यवहार (ज्ञान ही श्रद्धान है, शान ही चरित्र है आदि कथन) 

एकजातिदब्ये अन्यजातिगणोपचारक असइ्ृत व्यवहार (जीव मूतिक है आदि कथन) 

स्वजातिव्रव्ये स्वजातिगुणोप्चारक असद्भूत व्यवहार (जैसे परमाणुकों ही रूप कहना) 

एकजातिव्रव्ये अन्यजातिपर्यायोपथ्यारफ असबपझूत व्यवहार (जैसे जीव भौतिक है आदि कथन) 

स्वजातिव्रव्ये स्वजातिपर्यापोपथारक असद्भृत व्यवहार (जैसे परमाण्‌ बहुप्रदेशी है, आत्मा श्रुतज्ञान है आदि क०) 

एकजातिगुणे अन्यजातिव्रग्योपचारक झ्सद्भूत व्यवहार (जैसे शान गुण ही सकल द्रव्य है आदि कथन) 

स्वजातिगृण स्वजातिद्रव्योपचारक असद्भूत व्यवहार (जैसे द्रव्यके रूपको हो द्रव्य कहुना, रूपपरमाण आदि) 

एकजातिगुणे अन्यजातिपर्यायोपथ्चा रक असदभूत व्यबहार (जैसे ज्ञान ही घन है आदि कथन) 

स्वजातिगुणे स्वजातिपर्यायोपत्नारक असद्भूत व्यवहार (जंसे ज्ञान पर्याय है आदि कथन) 

एकजातिपर्पाये अन्यजातिपर्थायोपचारक असवृभूत व्यवहार (जैसे घटाकार परिणत ज्ञानका घट कहना) 

स्वजातिपर्याये स्त्रजातिद्रव्योपचारक भसव्भूत व्यवहार (जैसे पृथ्वी आदि पुद्यलस्कधको द्रव्य कह देमा) 

एकजातसिपययि अन्यजातिव्रब्योपचारक असवभूत व्यवह्वार (जैसे पशु-पक्षी आदिके शरीरकों जीव कह देना) 

स्वजातिपययि स्वजातिमुणोपच्यारक असद्भूत ब्यवहार (जेसे अहिमाकों गुण कह देना व देहके विशिष्ट रूपक 
देखकर रूपवाला कहना) 

संश्लि्ट स्वजात्युपचरित असबूभूत व्यवहार (जैसे यह परमाणु इस स्कथका है आदि कथन) 

असंश्लिष्ह स्वजात्युपचरित असद्भूत व्यवहार (जैसे ये पुत्र स्त्री आदि इस जीवके हैं आदि कथन) 

संश्लिष्ट विजात्युपचरित असद्भूत व्यवहार (जैसे यह शरीर इस जीवका है, आदि कथन) 

असंश्लिष्ठ विजात्युपचरित असदुभूत व्यवहार (जंसे यह धन वैभव मेरा है आदि कथन) 

संश्लि:्ट स्वजातिविजात्युपचरित असद्भूत व्यबहार (जैसे आभूषणसज्जित कन्या मेरी है आदि कथन | 

असब्लिष्ट स्वजातिविजात्युपत्तरित असबृभूत ब्यवहार (जेसे यह ग्राम नगर मेरा है आदि कथन) 

परफतु त्व अनुपचरित असद्भूत व्यवहार (जंसे पुद्गलकर्म ने जीवको रागी कर दिया आदि कथन) 


१२६८, परभोकतृत्व अनुपचरित असद्भूत व्यवहार (जैसे जीव पुद्यल कर्म को भोगता है आदि कथन) 
१२८४. परकतु त्थ उपचरित असद्भूत व्यबहार (जैसे जीव घट आदिका कर्ता है इत्यादि कथन) 
१२८८. परभोकक्‍तृत्व उपचरित असद भूत व्यवहार (जेसे जीव घट पट आदिका भोक्ता है इत्यादि कथन) 


१३०. 
१३१. 
१३ २- 


१३३. 


१३४ 


१३५. 


१३६. 
१३७. 


१३८. 


परकसंत्व असद भूत व्यवहार (जैसे जीवके द्वारा ये पुण्य पाप बनाये गये आदि कथन) 

परकरणत्व असद भूत व्यवहार (जेसे जीव कषायभाजके द्वारा पौदूगलिकर्मोकों बनाता है आदि कथन) 
परसप्रवानत्व असब भूत व्यवहार (जंसे पिता ने पुत्र के लिये मकान बनाया आदि कथन) 
परापावनत्व अस्तद्‌ भूत व्यवहार (जंसे जोवसे इतने कर्म झडकर झलग हो गये आदि कथन) 
पराधिकरणत्व असव भूत व्यवहार (जैसे जीवमे कर्म ठसाठस भरे हुए है आदि कथन) 

परस्वामित्व असद भूत ब्यबहार (जैसे मेरा यह धन वैभव शरीर भादि है का कथन) 

स्वजातिकारणे स्वजातिकार्योप्चारक व्यबहार (जंसे हिसा आदिक दुःख ही हैं, आदिका प्रतिपादन) 
एकजआतिकारण अन्यजातिकारणोपचारक व्यवहार (जैसे अन्य धन प्राण हैं आदि कथन) 

स्वजातिकताय स्वजातिकारणोपच्ाारक ब्यबहार (जैसे भुत शात भो मतिशान है आदि कथन) 


( ४२ ) 


१३९. 
१४०. 
१४१. 
१४२. 


१४३. 
१४, 
१४४. 
१४६. 


१४७. 
श्वंद, 


१४६. 
१५०. 
१४५१. 


१४५२. 
१४५३. 
१५४, 
१५५. 
१५६ 

१५७. 
१५८. 


१६१. 
१६२. 
१६. 
१६४. 
१६४५. 
१६६- 
१६७. 
१६८. 
१६४८. 
१७३०. 


एकजातिकापें अभ्यशातिकारणोपचारक व्यवहार (जैसे घटाकार परिणत ज्ञान घट है आदि कथन) 

एकजात्पल्पे अन्यजातिपर्णोषचारक व्यवहार (जंसे राजघरानोंमें यह नौकर सर्वव्यापक है आदि कथन) 

स्वजात्पल्पे स्‍्वणातिपूर्भोणचारक व्यवहार (जैसे सम्यक्‌ मतिशान केवल ज्ञान है आदि कथन) 

एकजात्पाधारे अन्यजात्याक्षेयोपश्ञारक व्यवहार (जेसे जिस मज्यपर बेठकर विद्वान प्रवचन करे तो कहना इस 
मंचने बड़े प्रवचन किये) 


स्वजात्याबारे स्वजात्याधेयोपचयारक व्यवहार (इस गुरुके उदर मे हजारो शिष्य पढ़ें हैं आदि कथन) 
एकजात्याधेये अग्यज्ञात्याथारोपणाशक व्यवहार (जैसे डलियामें केला रखकर बेचनेवालेकों केला कहकर बुलाना) 
स्वजात्याधेपे स्थजात्याधारोपचारक व्यवहार (जैसे मा की गोदमे बेठेहुए बालकका नाम लेकर मांकों पुकारना) 
तहति तबुपथारक व्यवहार (जैसे लाठीवाले पुरुषको लाठी कहकर पुकारना) 

अतोसासोप्ये तस्घोपचारक व्यवहार (जैसे चरम (अतिम) भवसे पू्वके मनुष्यभवकों भी चरम कहना) 

भाविनि भृतोपजारक व्यवहार (जैसे ८थे गुणस्थानमे ओपशमिक या क्षाथिक भाव कहना) 

तत्सरह्वकारणे तब्॒पच्ारक व्यवहार (जैसे कर्मोदयजनित विकार इस जीवके लिये शल्य है आदि कथन) 

सरदो एकत्योपचारक ध्यवहार (जैसे गेहूं दानोंके ढेरको गेहूं एक वचन कहकर कहना) 

भाणये आाश्रपी-उपचारक व्यवहार (जैसे राजा प्रजाके गुण दोषोंको उत्पन्न करता है अ।दि कथन) 


झवाप्तिनय 


द्रष्ययय (जैसे आत्मतस्व चिन्मात्र है आदि परिजय) 

वर्यायनय (जैसे आत्माको दर्शन ज्ञान आदि मात्र देखना आदि परिचय) 

अस्तित्वनय (जैसे अपने द्रव्यक्षेत्रकालभावसे आत्माका अस्तित्व जानना) 

नास्तित्वनय (जैसे परके द्रव्यक्षेत्रकालभावसे आत्माका नास्तित्व जानना) 

अस्तित्वनास्तित्वनय (जैसे स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालमावसे आत्माको अस्तित्वनास्तित्ववान्‌ जानना आदि) 

अववतब्यनय (जैसे युगपत्स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावसे कहा जाना अशक्य होने से आत्मा अवक्तव्य है ऐसा जानना) 

अस्तित्वावक्‍तव्यनय (जेसे स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावसे तथा थुगपत्स्वपरद्रव्यक्षे त्रकालभावसे आत्मा अस्तित्ववदवक्तव्य है 
ऐसा जानना आदि) 


, नास्तिस्वायकक्‍्तव्यनय (जैसे परद्रव्यक्षेत्रकालभावसे तथा युगपत्स्वपरद्रग्पक्षेत्ररालभावसे आत्मा नास्तित्ववदवक्तव्य 


है आदि परिचय) 


. अस्तित्यम|स्तित्वावक्तव्यनय (जौसे स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावसे, परद्रव्यक्षेत्रकालभावसे व युगपत्स्वपरद्रव्यक्षेत्रकाल- 


भावसे आत्मा अस्तित्वनास्तित्ववदकतव्य है आदि परिचय) 
विकल्पनय (जैसे कोई एक वही जीव मनुष्य है पशु है आदि परिचय) 
अधिकल्पनय (जोसे एक आत्मामात्रका प्रतिभास) 
तामनय (जैसे श्ञायक नाम आत्माका रखा है जादि नामसे परिचय) 
स्थापनानय (जैसे देहरूप पुद्गलस्कधोंमें आत्माका प्रतिष्ठापन) 
प्रध्यणय (जोसे अतीत अनागत पर्यायों में आत्माका बोधन) 
सावसय (जैसे वर्तमान पर्यायमें आत्माका बोधन) 
सामास्यतब (जैसे गुण पर्यायों में व्यापक सामान्य का बोषन) 
चिश!ेबनय (जेसे सदा न रहनेवाले नरनारकादि जीव का बोधन) 
मित्यतय (जेते नाता प्राणिभेदोकों धारण करनेवाओ एक आत्मा का बोशल) 
अभित्यतय (जैसे अतवस्थामी सनजादिवेशों आत्माका बोधन ) 


|. 5...) 


१७१. 
१७२, 
१७३. 
श्छढ, 
१७५. 
१७६. 
१७७. 
१७८. 
१७८. 
श्८० 

१८६१. 
श्द्व२. 
१४३. 
श्पड 

१८५. 
१८६ 

१८७ 

श्ष्ष. 
१८८ 
१६०, 
१६१, 

१९२. 
१६३. 
१६६४. 
१६९५. 
१६५. 
१८७. 
१६८. 
१९६. 
२००. 
२०१. 
२०२. 
२०३. 


सर्व बलनय (जेसे जञानमुखेन सर्वज्ञ यवर्ती आत्मा का बोधन) 

असबंगतनस (जैसे स्वात्मप्रदेशवर्ती आत्माका बोधन) 

शल्यनय (जैसे सर्वेपरभावशून्य केवल आत्माका बोधन) 

अशन्‍्यनय (जैसे सवंज्ञ याकाराक्रान्त बात्मा का बोधन) 

ज्ञानक याद तनय (जैसे ज्ञ याकारपरिणत ज्ञान के एकपनेका बोधन) 
शानश यह तनय (जैसे जं याकारकालम्बित आत्मा के अनेकपनेका दर्शन ) 
जियतिनय (जैसे शाश्वत ज्ञानस्वभावमे नियत आत्माका बोधन) 

अभियतिनय (जैसे औपाधिकविभावरूप अनियतभाववान आत्माका बोधन) 
स्वभायनय (जैसे संस्कारका आवश्यकतासे शून्य परिपूर्ण आत्माका बोधन) 
अस्वभावनय (जौसे सस्कारवशवर्ती अल्पज्ञ आत्मा का बोधन ) 

कालनय (जेसे अपने समयपर विपच्यमान भावयुक्त आत्माका बोधन) 
अकालनय (जैसे उदीरणादिरूप असमयपच्यमान भावयुक्त आत्माका बोधन) 
पुरधकारनय (जैसे पुरुषाथथंकी प्रधानता से साध्यसिद्धि होनेका बोधन) 

देवनय (जैसे कर्मोदयकी प्रधानतासे साध्यसिद्धि होनेका बोधन) 

ईइवरनय (जैसे कंविपाकबलाधानसे परतन्त्रताके अनुभव का परिचय) 
अनीश्वरनय (जौसे अपनेही स्वरूपसे प्रकट स्वतत्रविलासके अनुभवका बोधन) 
गुणिनय (जैसे गुणपुज्ज आत्माके अभिमुश्ध उपयोगकी गुणग्राहिताका बोधन) 
अगुणिनय (जैसे सर्वत्र उपयोगवान आत्माकी साक्षिताका परिचय ) 

कत्‌ नय (जैसे अपनेको करमंविपाकप्रतिफलन का कर्ता समझना) 

अकत्‌ नय॑ (जैसे कर्मविपाकप्रतिफलनकी अस्वभाव जान मात्र ज्ञाता होने का परिचय) 
भोकक्‍तुनय (जैसे विभावानुरागी आत्माके सुख दु.खादि भोगने का परिचय) 
अभोक्त्‌नय (जैसे विवेकी आत्माके सुख दु.खादिपनेकी साक्षिता का बोधन) 
कियएनय (जैसे चारित्रप्रधात आत्माके ज्ञानतिधिकी साध्यताकी सिद्धिका बोधन) 
क्ाननय (जैसे विवेक बुद्धिकी प्रधानतासे आत्माके साध्यकी सिद्धि का बोधन) 
व्यवहारनय (जेसे जीवको करमंबन्ध व करमंमोक्ष दो में रहनेबाला दिखाना) 
निशलयेनय (जैसे बन्ध, मोक्ष किसीभी स्थितिमे मात्र शुद्ध आत्माको दिखाना) 
अशुद्धनय (जैसे औपाधिक स्थितियोमे जोबका सोप।धिस्वभाव दीखना) 
शुद्धनय॑ (जैसे केवल आत्मद्रव्यका निशपाधिस्वभाव दीखना) 

ऊध्यंसामान्यनय (जेसे त्रेकालिकपयायोमे मात्रएक आत्मद्रव्य दीखना) 
ऊध्बंविशेषनय (जैसे एक आत्माके त्रेंकालिक नाना पर्यायोका दीखना) 
निमित्तत्वनिमित्तरष्टि (जैसे नवीनकर्मास्नवके निमित्तभूत द्रवब्यप्रत्ययके निभित्वके निमित्तरूप रामादिभावका परि०) 
साह्यनय (जैसे पुण्य पाप कमंको कर्मत्वरप्टिसे एकरूप देखना आदि) 
बलक्षण्यंनय (जैसे अकृति आविके भेदसे पुण्य पाप कर्म मे अन्तर जानना) 


& दइति नयचक्रप्रकाश समाप्त & भ्गोहर वर्णो प्तहजागस्व 


( डंडे ) 


॥ समयसार का विधय-क्रम ।। 


शाथा सं ० विषय प्रारश्भ पृष्ठ सं० 


६ से १० 
११ 


१२ 


१३ 
१४ 


१५ 
१६ से १८ 


१६ 
२० से २२ 


रह से २५ 


१-पूबरंग 


मड्ुलाचरभमें स्वभावानुरूप पूर्णविकसित सिद्ध भगवतोको नमस्कार तथा ग्रन्थकार 

की प्रतिज्ञा और ग्रन्थकी प्रामाणिकताका हेतु 

सग्यग्दशन ज्ञान चरित्र परिणत जीव स्वसमय होता है मिथ्यादर्शन-ज्ञान चारित्त 

परिणत जीव पुद्गलकमंमे स्थित होनेके कारण परसमय होता है । 

एकत्वनिश्चयकों प्राप्त जीब लोकमें सत्र सुन्दर है किन्तु एकत्व होनेपर 

उदयवश होने वाली बधकी कथा विसम्वाद झगड़ा करने वाली है । 

जीदको कामभोग विषयक बन्धकथा तो सुलभ है, किन्तु आत्माका एकत्व दुर्लभहै ! 
ग्रन्थकार आयायका एकत्व-विभकत आत्माको निजर्वभवसे दिखलानेका निर्देशन 

तथा दूसरोको अपने अनुभवसे परीक्षा करके ग्रहण करनेकी प्रेरणा 

जीव प्रमत्त-अप्रमत्त दोनों दशाओसे पृथक्‌ ज्ञायक भावमात्र है । 

ज्ञानीके दर्शन-ज्ञान-चारित्र व्यवहारसे कहे जाते हैं, निशुचयसे ज्ञानी तो एक शुद्ध 

ज्ञायक ही है। उसके दर्शन ज्ञान-चारित्र खण्ड परमार्थत, नही है। 

व्यवहारके विना परमार्थंका उपदेश अशक्य है व्यवहारनय परमार्थका प्रति- 

पादक है। 

श्रुतकेवलीका निश्चय व ध्यवहारसे लक्षण 

व्यवहारनय अभूतार्थ है और श्द्धनय मूतार्थ है। भूतार्थंका आश्रथ करनेवाला 

जीव सम्ग्यदृष्टि होता है। 

शुद्ध परमभावके दर्शी जीवोको शुद्धनय ही प्रयोजनवान है किन्तु अपरम भावमें स्थित 

जीवॉंके लिए व्यवहारनयका उपदेश करना चाहिए। 

निश्चयनयसे जाने हुए जीवादि नवतत्त्व सम्यकत्व है, अर्थात्‌ सम्पक्त्वके सपादक है 

निश्चयनय आत्माकों अबद्धस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असयुक्‍कत 

निरखता है 

शूद्धनयके विषयभूत आत्माकों निरखने वाला सर्वंजिनशासनका द्रष्टा है 

साधु पुरुषोंकों सदा सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रका सेवन करना चाहिए, निशरयनय 

से ये तीनो एक आत्मा ही है, उसका दुष्टान्तपृर्वंकं कथन 

शुद्धभयके विषग्रभूत आत्माकों जब तक न जाने, ततब्र तक वह जीव अज्ञानी है 

जो परद्रव्यमें आत्माका विकल्प करता है, वह अज्ञानोी है । अपने आत्माकों अपना 

आत्मा मानने वाला ज्ञानी है 

अज्ञानीको उपदेश है यह कि जड़ और चेतन दोनो सवंधा भिन्‍न द्रव्य है वे एक 

नही हो सकते 


( ४४ ) 


११ 
१४ 


१६ 
श्ष 


२० 


र्र 
२५ 


२७ 


३० 
३७ 


४३ 
४६ 


२२ 


६१ 


दि 


गाया से ० वियय प्राश्म्भ षृष्ठ सं० 


२६ 


२७ से २८ 


२६ से ३० 


३3१ से ३३ 
३४ से ३५ 


३६ से ३८ 


३६ से ४३ 


४४ से ४५ 


४६ 
५० से ५५ 
५६ से ६० 


६१से ६८ 


दृश्से ७० 
७१ से ७२ 
छ्रे 
छ्ड 
७२ 
७६ से ७६ 


छ्0 से घर 
घर 
प््डं 


अज्ञानीका प्रशन हैं कि यदि जीव और शरीर एक नहीं है तो तीथंदूर ओर आचारयों 
की स्तुति मिथ्या हो जायगी । 

उत्तर:--व्यवहा रनय जीव और क्षरी रको एक कद्वता है किन्तु निश्वयमय से बे दोनों 
एक पदार्थ नही है, तो भीव्यवहारनतय से छद्मस्थ शान्तरूप मुद्राको देखकर शरीर 
के आश्रयसे भी स्तुति करता है । 

आत्मा तो शरीरका मात्र अधिष्ठाता है वहाँ निए्चयनयसे दरीरके स्तबनसे आत्मा 
का स्तवन नही बनता, उसका उदाहरण पूर्वक वर्णन 

प्रभुकी निश्चयस्तुतिका वर्णन 

शानी होनेपर एक जिज्ञासा कि परद्रव्यका प्रत्याख्यान अर्थात्‌ त्याग क्या है ? उसका 
समाधान कि अपनेसे अतिरिक्त सर्व पदार्थ पर है ऐसा जानकर दृढ़तर ज्ञान 
होता प्रत्याख्यान है। उसका दुृष्टान्तपूर्वक वर्णन 

अनुभूति होने पर भेदज्ञान व निजके अभेदज्ञान का प्रकार 


२ जोवाजी वाधिकार: 
जीव, अजीव दोनों बन्ध-पर्यायरूप होकर एक देखनेमें आते हैं, उनमें अज्ञानी जीवों 
की अध्यवसानादि भावरूपसे जोवकी अन्यथा कल्पनाओंका पांच गाथाओंमें वर्णन 
थ अन्तमें अज्ञानीकी शकावोंका संक्षिप्त समाधान 
जीवका अन्यथा स्वरूप कल्पना करने वालोंको प्रतियोधन कि अध्यवसानादि भाव 


- पुदूगलमय हैं, जीव नहीं हैं। इनको व्यवहारसे जीव कहा गया है, इसका अन्त 


में दृष्टान्तपूर्णक वर्णन 

परमार्थ जीवका सहज स्वरूप 

वर्णकों आदि लेकर गुणस्थान पर्येत भाव ये जीव नहीं हैं इसका विवरण 

बर्णादिक भाव जोब के हैं ऐसा व्यगहारनय कहता है, निद्चयनय नहीं कहता 
उसका दुष्टान्तपूर्वक वर्णन 

वर्णादिक भावोंक। जीवके साथ तादात्म्य मानने का निषेध 


३ कत्‌ -कर्माधि कार 


जब तक अज्ञानी जीव क्रोधादिकमें बतंता है, तब तक उसके बन्ध होता रहता है । 
आसत्रवथ और आत्मस्वरूपका भेदज्ञान हीनेपर बंध नहीं होता । 

आख्रवोसे निवृत्त होनेका विधान । 

शान होना और आख़वोंसे निवृत्ति होना एक ही कालमें है इसका कथन 
शानस्वरूप हुए आत्माका परिचायक चिन्ह 

आख्रव और आत्माका भेदज्ञान होनेपर आत्मा ज्ञानी होता है, और तब कत्‌- 
कमंभावका आशय भी नहीं रहता । 

जीव ओर पुदूगलके निमित्त-नैमित्तिक भाव होनेपर भी कत्‌-कर्म भाव नहीं है । 
निश्चयनयसे आत्मा अपना ही कर्ता-भोक्‍ता है पुदूगल कर्मका कर्ता-भोक्‍ता नहीं है । 
व्यवहारनयसे आत्माके पुद्गलकमंकत्‌ त्वका और पुद्गलकमंभोक्तृत्व का कथन 


( ४६ ) 


ध्र्द 


ए्रे 
९ 


ण्रे 


प्र 


6५ 


१०१ 
११० 
११४ 


१२० 
१२८ 


श्डदे 


१५५ 
श्श्८ 


१६१ 
१६६ 
१७२ 
१७५ 


गाया सं० विषय प्रारम्म पुथ्ठ सं० 
८५४५ से ५६ आत्माको पुद्गलकमंका कर्ता-भ्ोक्ता माननेपर आत्मा व पुद्गलमे अभिन्‍नत्वका 
प्रसंग आएगा, जोकि जिनदेवका मत नही है। अत' स्व व पुद्गलकर्म दीनोंको 


आत्मा करता है ऐसा माननेवाला भी भिथ्या दृष्टि है । १७७ 

घ७ से प८ मिथ्यात्वादि आख्रव, जीव-अजीब के भेद से दो-दो प्रकार के हैं ऐसा निरूपण और 
उसका हेतुसे समर्थन । (करे 

८६ से ६२ अनादिसे उपाधिसंयोगवश आत्माके मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति ये तोन 

परिणाम होते चले आ रहे हैं। जब इन तीन प्रकारके परिणामोका कतृ त्व होता है, 
तब पुद्गलद्र॒व्य स्वयं कमंरूप परिणमित होता है। १८३ 
६३ परमें आत्मत्वका विकला न करनेसे आत्मा कमंका कर्ता नहीं होता। १९३ 
&४ से ६५ अज्ञानसे कर्म किस प्रकार उत्पन्न होता है? उसका निरूपण १९४५ 
६६ अज्ञानवश जीव परको व आत्माको एक मानता है। १६६ 
६७ ज्ञान होने पर यह जीव समस्त कत्‌ त्व विकल्पको छोड देता है । २०२ 

€८5से ६९ व्यवहारसे जीवको पुदूगल कर्मका कर्ता कहते है. किन्तु मिश्चयत. जीवको 
पुदूगलकमंका कर्ता मानने मे दोष है उसका निरूपण । २०६ 

१०० आत्मा निमित्त-नमित्तिक भावसे भी पुद्गल कमंका कर्ता नहीं है। जीवका मात्त 
योग-उपयोग निमित्त-न॑मित्तिक भावसे कर्ता है। योग उपयोगका जीव कर्ता है। २०६ 
१०१ जो आत्माकों परका अकर्ता जानता है वह ज्ञानी है २११ 

१०२ से १०४ अज्ञानी भी परद्रव्यके भावका कर्ता नही है मात्न अपने शुभाशभ भावका कर्ता है; 
इसका सयुक्तिक स्पष्टीकरण २१३ 

१०४५ से १०८ जीवके निमित्तमात्र होनेपर कमंका परिणमन देखकर उपचारसे कहा जाता है कि 
यह कम जीवने किया । उसका उदाहरणपूर्वक कथन । २१८ 

१०६ से १९२ मिथ्यात्वादि सामान्य आखव और उसके विशेष रूप तेरह गुणस्थान ये बधके कर्ता 
हैं । निश्चय से जीव कमंका कर्ता नहीं है। श्२४ 

११३ से ११५ जीव और प्रत्ययो (आख़वो) में एकत्व नहीं है। दोनो भिन्‍न-भिन्‍न हैं इसका 
विवरण र२८ 

११६ से १२५ साख्यानुयायी लोग पुरुष और प्रकृतिको अपरिणामी मानते है, उसका निर्षध करके हा 

पुरुष और पुृद्रगलकों परिणामी सिद्ध करनेका निरूपण २३ १ 

१२६ से १३१ ज्ञानसे ज्ञानमय भाव और अज्ञानसे अज्ञानमय भाव ही उत्पन्त होता है। इसकी 
उदाहरणपूर्वंक सिद्धि श्श3े८ 
१३२से १३६ अन्नानी जीवके द्रव्यकमंबाध मे निभित्तरूप होने वाले अज्ञानादि भावोका हेतुत्व । २४७ 
१३७ से १४० पुद्गल और जीव दोनोके परिणाम एक दूसरे से पृथक हैं। इसका वर्णन २५० 
१४१ कर्म जीवमे बद्धस्पृष्ट है अथवा अबद्धस्पृष्ट ? इसका नयविभागसे समाधान श्भ्र्र्‌ 

१४२ से १४४ नयपक्षों से रहित आत्मा कत्‌कर्मभावसे रहित समयसार अर्थात्‌ द्रव्यत: श्द्ध 
आत्मा है। २५६ 


४-पुण्य-पाप अधिकार 
१४५ शभाशभ कर्म दोनोके ही आत्माके लिये अहितकरपनेका निर्देश । 
१४६ शुभाशुभ दोनो ही भाव अधिशंषतासे कमंबन्ध के कारण हैं। २७३ 


( ४७ ) 


शाया सं ० विषय प्रारम्भ पृष्ठ सं० 


रद 


र७छ से २८ 


२६ से ३० 


३११ से ३३ 
३४ से ३५ 


३६ से ३८ 


३६ से ४३ 


४४ से ४८ 


है 
५० से ५५ 
५६ से ६० 


६१्से ६८ 


६ह्से ७० 
७१ से ७२ 
७३े 
एड 
भर 
७६ से ७६ 


८० सेप८र 
ष्ड्े 
। 


अज्ञानीका प्रइन है कि यदि जीव और शरीर एक नहीं है तो तीरथंदुर और आचारयों 
की स्तुति मिथ्या हो जायगी । 

उत्तर---व्यवहा रनय जीव और शरीरकों एक कहता है किस्तु निश्चयनय से वे दोनों 
एक पदार्थ नहीं है, तो भीष्यवहारनय से छद्मस्थ शान्तरूप मुद्राको देखकर शरीर 
के आश्रयसे भी स्तुति करता है । 

आत्मा तो शरीरका मात्र अधिष्ठाता है बहाँ निश्चयनयसे दरीरके स्तबनसे आत्मा 
का स्तवन नहीं बनता, उसका उदाहरण पृथक वर्णत 

प्रभुकी निश्चयस्तुतिका वर्णन 

ज्ञानी होनेपर एक जिज्ञासा कि परद्रव्यका प्रत्याख्यान अर्थात्‌ त्याग क्या है ? उसका 
समाधान कि अपनेसे अतिरिक्त सर्व पदार्थ पर है ऐसा जानकर दृढ़तर ज्ञान 
होना प्रत्यास्यान है। उसका दुष्टान्तपूर्वक वर्णन 

अनुभूति होने पर भेदज्ञान व निजके अभेदज्ञान का प्रकार 


२ जीवाजी वाधिकार: 
जीव, क्षजीव दोनों बन्ध-पर्यायरूप होकर एक देखनेमें आते हैं, उनमें अशानी जीवो 
की अध्यवसानादि भावरूपसे जीवकी अन्यथा कल्पनाओंका पांच गाथाओंमसे वर्णन 
व अस्तमें अज्ञानीकी श्षकावोंका संक्षिप्त समाधान 
जीवका अन्यथा स्वरूप कह्पना करने वालोंकों प्रतिबोपन कि अध्यवसानादि भाव 


- पुदूगलमय हैं, जीव नहीं हैं । इनको व्यवहारसे जीव कहा गया है, इसका अन्त 


में दुष्टान्तपूर्णक वर्णन 

परमार्थ जीवका सहज स्वरूप 

वर्णको आदि लेकर गुणस्थान पर्यत भाव ये जीव नही हैं इसका विवरण 

बर्णादिक भाव जीव के हैं ऐसा व्यगहारनय कहता है, निर्वयनय नही कहता 
उसका दृष्टान्तपूर्वक वर्णन 

वर्णादिक भावोंका जीवके साथ तादात्म्य मानने का निषेध 


३ कत्‌ -कर्माधिकार 


जब तक अज्ञानी जीव फ्रोधादिकमें बतंता है, तब तक उसके बन्ध होता रहता है । 
आखस्रव और आत्मस्वरूपका भेदज्ञान होनेपर बध नहीं होता । 

आस्रवोसे निवृत्त होनेका विधान । 

ज्ञान होना और आख्रवोंसे निवृत्ति होना एक ही कालमें है इसका कथन 
ज्ञानस्वरूप हुए आत्माका परिचायक चिन्ह 

आख्रव और आत्माका भेदज्ञान होनेपर आत्मा ज्ञानी होता है, और तब कतु- 
कमंभावका आशय भी नहीं रहता । 

जीव और पुद्गलके निमित्त-नैमित्तिक भाव होनेपर भी कत्‌-कर्म भाव नहीं है । 
निश्चयनयसे आत्मा अपना ही कर्ता-भोक्‍ता है पुदू्गल कमंका कर्ता-भोक्‍ता नहीं है । 
व्यवहारनयसे आत्माके पुदूगलकमंकत्‌ त्वका और पुद्गलकमंभोक्तृत्व का कथन 


( ४६ ) 


ध्८ 


छह 
७६ 


ष्रे 
ष्ष 


6५ 


१०१ 
११० 
११४ 


१२० 
ध्र्ष 


१्४डरे 


१५५ 
१५८ 


१६१ 
१६६ 
१७२ 
१७५ 


शाया सं ० 
प्भ्से ८५६ 
षप्७छसे प्८ 


ब्श्से 6२ 


6३ 
€४से €५ 
६६ 
६७ 
श्ब्से ६६ 


१०० 


१०१ 
१०२ से १०४ 


१०५ से १०८ 
१०६ से ११२ 
११३ से ११५ 
११६ से १२५ 
१२६ से १३१ 
१३१२से १३६ 
१३७ से १४० 


१४१ 
श्थर से १४४ 


श्ष्श 
१४९ 


प्रारम्म पृष्ठ सं० 


आत्माको पुद्गलकमंका कर्ता-भोक्‍्ता माननेपर आत्मा व पुदूगलमें अभिन्‍नत्वका 
प्रसग आएगा, जोकि जिनदेवका मत नहीं है। अत' स्व व पुद्गलकर्म दोनोंको 
आत्मा करता है ऐसा माननेवाला भी मिथ्पा दृष्टि है । 

मिथ्यात्वादि आख्रव, जीव-अजीव के भेद से दो-दो प्रकार के हैं ऐसा मिरूपण और 


उसका हेतुसे समर्थन । 
अनादिसे उपाधिसयोंगवश आत्माके मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति ये तीन 


परिणाम होते चले आ रहे हैं । जब इन तीन प्रकारके परिणामोंका कतृ त्व होता है, 
तब पूद्गलद्रव्य स्वयं कर्मरूप परिणमित होता है। 

परमें आत्मत्वका विकला न करनेसे आत्मा कमंका कर्ता नहीं होता। 
अज्ञानसे कम किस प्रकार उत्पन्त होता है ? उसका निरूपण 

अज्ञानवश जीव परको व आत्माको एक मानता है । 

ज्ञान होने पर यह जीव समस्त कत्‌ त्व विकल्पको छोड देता है । 

व्यवहारसे जीवको पुद्गल कमंका कर्ता कहते है, किन्तु निश्चयतः जीवको 
पुदूगलकमंका कर्ता मानने मे दोष है उसका निरूपण ! 

आत्मा निमित्त-नैमित्तिक भावसे भी पुदुगल कमंका कर्ता नहीं है। जीवका मात्र 
बोग-उपयोग निम्मित्त-न॑मित्तिक भावसे कर्ता है। योग उपयोगका जीव कर्ता है। 
जो आत्माको परका अकर्ता जानता है वह ज्ञानी है 

अज्ञानी भो परद्रव्यके भावका कर्ता नही है मात्न अपने शुभाशभ भावका कर्ता है; 
इसका सयुक्तिक स्पष्टीकरण 

जीवके निमित्तमात्र होनेपर कमंका परिणमन देखकर उपचारसे कहा जाता है कि 
यह कम जीवने किया । उसका उदाहूरणपूर्वक कथन । 

मिथ्यात्वादि सामान्य आखस्रव और उसके विशेष रूप तेरह गुणस्थान ये बधके कर्ता 
है । निश्चय से जीव करमंका कर्ता नहीं है। 

जीव और प्रत्ययों (आख्रवो) में एकत्व नहीं है। दोनों भिन्‍न-भिन्‍्त हैं इसका 
विवरण 

साख्यानुयायी लोग पुरुष और प्रकृतिको अपरिणामी मानते है, उसका निषेध करके 
पुरुष और पुदगलकों परिणामी सिद्ध करनेका निरूपण 

ज्ञानसे ज्ञानमय भाव और अज्ञानसे अज्ञानमय भाव ही उत्पन्न होता है। इसकी 
उदाहरणपूर्वक सिद्धि 

अज्ञानी जीवके द्रव्यकमंबध में निभित्तरूप होने वाले अज्ञानादि भावोका हेतुत्व । 


पुदूगल और जीव दोनोके परिणाम एक दूसरे से पृथक्‌ है। इसका वर्णन 
कर्म जीवमें बद्धस्पृष्ट है अथवा अबद्धस्पृष्ट ? इसका नयविभागसे समाधान 
नयपक्षों से रहित आत्मा कत्‌कमंभावसे रहित समयसार अर्थात्‌ द्रव्यत' शद्ध 


आत्मा है । 

४-पुण्य-पाप अधिकार 
शुभाशभ कम दोनोके ही आत्माके लिये अहितकरपनेका निर्देश । 
शुभाशुभ दोनों ही भाव अविशेषतासे कमंबन्ध के कारण है। 


( ४७ ) 


१७७ 
श्प्र 
श्ष्रे 
१६१३ 
१६४ 


१६६ 
२०२ 


२०६ 


२०६ 
२११ 


२१३ 


२१८ 


श्२र८ 
२३१ 
र्ह्े८ 
२४७ 
२५० 
२५५ 


२५६ 


२७३ 


गाथा सं ० 
१६४७-१४५० 


१५१ 


१५२ से १४३ 
।&.4॥ 


१५५ 


१५६ 
१४७ से १५६ 
१६० 
१६१ से १६३ 


१६४ से १६५ 


१६६ 
१६७ 
१६८ 
१६६ 
१७० 
१७१ से १७६ 
१७७ से १८० 


१०१ से १८३ 
श्दोः से १४५ 
१८६ 


१८७ से १९२ 


१६३ 
१६४ 
१६५ 
१६६ 
१६७ 


चिषय प्रारम्भ पृष्ठ सं० 


शुभाशभ दोनों कर्मोंस राग व संसर्ग छोड़नेका उपदेश व कर्मोसे राग संसर्ग 
करनेंसे हानिका उदाहरणपुर्वक निरूपण 

शानही मोक्षका कारण है इसकी सिद्धि 

अज्ञान-पूर्वक किए गए ब्रत नियम, शील और तप से मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती । 
परमार्थसे बाह्य जीव अज्ञानसे मोक्षका हेतु न जानते हुए ससारके हेतुभूत पुण्यको 
मोक्षहेतु समझकर पृण्य कर्मोमें आसक्त रहते हैं । 

जीवादि पदार्थोका श्रद्धान, उनका अधिगम और रागादिकका परिहार, इस 
रत्नतयभावकी मोक्ष-मार्ग रूपताका वर्णन 
परमार्थरूप मोक्षके कारणसे भिन्‍न अन्य कर्मोंका निषेध । 

कमे मोक्षके कारणका धात करता है उसका दुष्टान्तपूर्वक निरूपण 
कमंमे स्वयं बधपनेकी सिद्धि 
मिथ्यात्व, अज्ञान और कषाय सम्पस्दर्शन-ज्ञान-चरित्न के प्रतिपक्षी है । 


५-आखस्रवाधिकार 

मिथ्यात्व, अविरति, योग और कषाय जीव अजीब के भेद से दो प्रकार के हैं। उन 
दोनों में परस्पर निमित्तनैसिज्तिक भाव होनेसे आखत्रवकी उपपत्ति 
ज्ञानीके आख्रवोंका अभाव और पूर्गनिबद्ध कर्मोका जाननपना 
राग-ह षमोहरूप अज्ञानमय परिणामोके ही आख्रवपनेका नियमन 
जीवके रागाविसे असकीर्ण भावकी संभवताका कथन 
ज्ञानीके द्रव्यास्रवोंके अभावका निरूपण 
शञानी किस प्रकार निराज्नरव होता है, ऐसी जिज्ञासाका समाधान 
अज्ञानी और ज्ञानीके आखवकी सभवता व असभवता का यूक्तिपूवेक वर्णन 
राग-हं ष-मोह अज्ञान परिणाम ही आाख्रव है, वह ज्ञानीके नहीं है। अतः ज्ञानीके 
कमे बन्ध भी नहीं है। 

६-संबर अधिकार 
संबरके मूल उपायभूत भेंदविज्ञानका निरूषण 
भेदविजानसे ही शुद्ध आत्माकी प्राप्ति होती है, उसका उदाहरणपूर्यंक वर्णन 
शुद्ध आत्माको जानने से शुद्धात्माकी प्राप्ति है और अशुद्ध जानने से अशुद्धात्मा 
की प्राप्ति है, शुद्धात्माकी प्राप्सिसे सबर है 
सवर किस प्रकार से होता है इसका अनुक्रमिक वर्षंन 


5 
७-निरजरा अधिकार 
द्रब्पनिज राका स्वरूप ब द्रव्यनिर्ज राका कारण 
झावनिर्जराका स्वरूप व भावनिजंराका परमार्थ आधार 


पुदगलकर्मोदयका उपभोग होनेपर करमसे न बंधनेका आधार ज्ञानसामथ्ये 
विषयोपभोग होनेपर भी करमसे न बंधतेका आधार तीज वैराग्य सामर्थ्य 
ज्ञान व वैराग्यके सामथ्यंका दुृष्टान्तपूर्वक स्पष्टीकरण 


( डैेंद ) 


र्ज्््‌ 
२७६९ 
२५१ 


२८४ 


श५६ 
श्ष्८ 
२० 
२€३ 
२६५८ 


३०० 
३०३ 
३०४ 
३०६ 
३०८ 
३१० 
३१२ 


३२० 


३२७ 
शै३२ 


रे३े४ 
र३६ 


३४४ 
३४७ 
३४६ 
३५० 
३४५२ 


भाषा सं० 
श्ध्द्से १६६ 
र्० 9 

२०१ से २०२ 
२०३ 

२०४ 

२०५ 

२०६ 

२०७ 

२०८ से २०९ 
२१९० से २१३ 


२१४ 
२१४५ से २१७ 


२१८से २१६ 


२२० से २२३ 
२२४ से २२७ 
र्भ्८ 


२२६ से २३६ 


।. २३७ से २४१ 
,. रे४२से २४६ 


२४७ 
२४८ से २४५८ 


विषय प्रारम्म पृथ्ठ संग 
सम्यरदृष्टि सामास्यरूपसे तथा विशेषहूपसे स्वपरको स्वभाव रूप व अस्वभावरूप 
उन उनके स्वलक्षणों से जानता है । ३५४ 
सम्यरदृष्टि ज्ञान-गैराग्य संपन्‍त हीने से कर्मंविपाकप्रभव भावोंकों छोड़ देता है ३५७ 
रागी जीव सम्यरदृष्टि क्यों नहीं होता इसका सयुक्तिक समाधान ३६० 
अपने एक शाश्वत अविकार ज्ञायक पद त्थिर होनेका उपदेश ३६३ 
आत्माके एक ज्ञायक स्वभाव पदका आलम्बन ही मोक्षका कारण है। आत्माका परमार्थ 
पद अभेद है ज्ञानमें जो भेद हैं वे कमंके क्षयोपशमके निमित्तसे हैं । ३६६ 
ज्ञानस्वभावमय पद शानसे ही प्राप्त होता है। शञानगुणसे रहित लोक ज्ञानस्वरूप 
पदको प्राप्त नहीं कर सकते | ३६६ 
ज्ञानपदमें ही रमण करने व तृप्त रहनेमें उत्तम सुखका लाभ ३७१ 
ज्ञानी परद्रव्यको क्‍यों नही ग्रहण करता है ? ३७३ 
प्रिग्रहके त्यागका परमार्थ विधान ३७४ 
शानीके अज्ञानमय भाव रूप #च्छाके नहीं होनेके कारण धर्म, अधमं, आहार, पानका 
परिग्रह नहीं है । ३७७ 
ज्ञानी सवंत्र निरालम्ब निश्चित शायक मावरूप है इसका सकारण समर्थन इधर 
उत्पन्न उदयका भोग उपभोग ज्ञानीके वियोगबुद्धिसे होता है। अनागत उदयकी ज्ञानी 
बाज्छा नही करता, वह जानता है कि वेदकवेद्यभाव समय-समयपर नष्ट हो जाते 
हैं । एक वस्तुविषयक वेदक वेद्य भाव युगपत्‌ हो ही नहीं सकते, इसलिए उसके 
बंध और उपभोगके निमित्त भूत संसार-देह-सम्बस्धी राग नहीं होता ३८७ 
ज्ञानी कर्मोके बीच पडा हुआ भी कर्मोसे लिप्त नहीं होता, जैसेकि सुबर्ण कोचड़में 
पड़ा हुआ भी कीचड़ में लिप्त नही होता, अज्ञानी कमंरजसे लिप्त होता है, जैसे 
कीचडमें पड़ा हुआ लोहा कीचड़से लिप्त हो जाता है । ३६४ 
शान स्वभावकों छोडकर अज्ञानसे परिणत हुआ जीव आअज्ञानी होता है इसका 
हृष्टान्तपुर्वंक समर्थन ३६७ 
कमंफल की इच्छा करने वाला कमंसे लिप्त होता है, बिना बाछा कर्म करे तो 
लिप्त नहीं होता इसका दृष्टांतपूर्णक स्पष्टीकरण ४०१ 
सम्यर्हष्टि आत्मा स्वरूपमे निःशंक होनेके कारण इहलोक, परलोक, वेदना, 
अरक्षा, अगुप्ति, मरण और आकस्मिक इस प्रकार सातो भयोसे विमुक्त रहता है ४०५ 
निःशंकित, नि'कांक्षित, निविचिकित्सा, अपृढदृष्टि, उपगृहन, स्थितिकरण, वात्सल्य 
और प्रभावता--सम्यग््‌दरशन के इन आठ अगोंका निश्चयनयकी प्रधानतासे दिग्दशंन ४०९ 

८-बंध अधिकार 

उपयोगमें रागादिकका करना ही बंधका कारण है इसका सदुष्टान्त कथन ४२१ 
सम्यग्दृष्टि उपयोगमें रागादिक नहीं करता और न रागादिक का स्वामी होता है। 
इस कारण सम्यग्दुष्टि के बध नहीं होता, इसका सदृष्टान्त कथन ४२७ 
जश्ञाती और अज्ञानीका परिचय ४३१ 
किसी को जीवित करनका, मारनेका, दूःखी-सुखी करनेका अध्यवसान प्रगठ 
अज्ञान है, मिथ्याभाव है, इसका सयुक्तिक विवरण ४३२ 


( ४६ ) 


भाया सं० 


२५६ से २६४ रे 


२६५ 


२६६ से २६७ 
२६८ से २६६ 


२७० 
२७१ 


२७२ 
२७३ 


२७४ 
२७४ 
२७६ से २७७ 
२७८ से रद० 


२८१ से २४२ 
२८३१ से २५७ 


रदषप से २६० 
२६९१ 
२६२ से २६३ 


२६४ 
२६५ 


२६६ 
२६७ से २६९ 


३०० 


विषय 
उक्त अजानमय अध्यवसान ही बन्धका कारण है 
अपना अध्यवसान भाव ही बन्धका कारण है, अन्य कोई भी आश्रयभूत वस्तु 
बन्धका कारण नहीं 
मध्यवसान अपनी अ्थेक्तिया करने वाला न होनेसे मिथ्या है 
मिथ्यादृष्टि जीव क्रियागर्म, विपक्यमान व ज्ञायमात सबध्रित अशञानरूप अध्यवसान- 
से अपनी आत्माको अनेक अवस्थारूप कर डालता है 
जिनके उक्त तीनों ही प्रकारके अज्ञानरूप अध्यवसान नहीं है, वे शुम अशुभ किसी 
कर्से लिप्त नहीं होते इसका विवरण 
अध्यवसानके अर्थका ७ नामोंसे स्पष्टीकरण 
अध्यवसानके निषेधसे पराश्चित समस्त व्यवहारनयका निषेध हो जाता है 
केवल व्यवह्ारका आलम्बन अभव्य भी करता है, पर भूतार्थस्वरूपकी श्रद्धा 
तहीं होने से ब्रत, समिति ग्रुप्ति पालकर और ग्यारह अग पढ़कर भी वह भज्ञानी 
मिथ्यादुष्टि ही है,उसे मोक्ष नहीं है 
शास्त्रोका शान होनेपर भी अभ्वव्य जोब सहजात्मस्वरूपकी श्रद्धा नही होनेसे गुण- 
विकास नही कर पाता 
अभव्यको धर्ंकी श्रद्धा भोगके निमित्त है, कर्मक्षयके निमित्त नहीं है 
रत्नतयविषयक व्यवहार और निश्चयका स्वरूप 
रागादिक भावोंका निमित्त परद्रव्य है, आत्मा नहीं 
आत्मा राभादिकका कर्ता किस रीतिसे है, उसका कथन 
द्रध्य और भाव में निमित्त-ने मित्तिकताका उदाहरण देते हुए आत्माके विकारा 
कत्‌ त्वका समर्थन 


€-मोक्ष अधिकार 


जो जीव बन्धका तो छेद नहीं करता परन्तु मात्र बधके स्वरूपको जानकर ही 
सन्‍्तुष्ट होता है, वह मोक्ष प्राप्त नही करता। मोक्ष तो बन्धके छेदनसे ही होता है । 
जैसे बन्धकी चिन्ता करने-पर भी बन्ध नही छूटता बसे ही मात्त कमंबन्धविषयक 
चिन्तवन से ही बंध नही हटता 
बन्ध्स्वभाव व आत्मस्वभ/वकों जानकर बन्धसे विरक्त होनेसे हो सकने वाले 
बन्धके छेदन-से ही मोक्ष होता है 
कर्ंबधके छेदनेका करण प्रज्ञारूप शस्त्र ही है 
प्रशारूप करणसे आत्मा और बन्ध दोनोंको पुृथक्‌ करके प्रज्ञासे ही आात्माको 
ग्रहण करने और प्रज्ञासे ही बधको छेदनेका उपदेश 
जैसे प्रज्ञाके द्वारा आत्माको बन्धसे विभकत किया, बैसे ही प्रज्ञा द्वारा ही आत्माको 
ग्रहण करना चाहिये 
आत्माको प्रज्ञा द्वारा किस प्रकार ग्रहण करना चाहिये इसका सामान्य विधिसे व 
बविद्येष विधिसे कथन 

चिन्मयभावको ही स्व मानते वाला अन्य भावको कभी स्वीकार नहीं कर सकता 


६ 08: 


प्रारम्भ पृष्ठ शं० 
'डड४ 


ड्श्र्‌ 
डप्ड 


ड्भ्र्ष 
४६१ 
४६४ 
४६६ 
४८ 
४६६ 
४७२ 
४७४ 
४७७ 


डंदछ 


डंघ४ 


४६२ 


४6५ 


४६६ 
४६& 


४०३ 


५०९ 
भ१२ 


गाया सं० 
३०१ से ३०३ 


३०४ से ३०५ 


२३०६ से ३०७ 


३०८ से ३११ 
३१२ से ३१३ 
३१४ से ३१५ 

३१६ 

३१७ 

३२१८ 
३१६ से ३२० 
३२१ से ३२३ 
३२४ हे ३२७ 
३२८ से ३३१ 
३३२ से ३४४ 
३४५ से ३४८ 


३४९ से ३५४५ 


३५६ से ३६५ 
३६६ से ३७१ 


३७२ 


विषय 


परद्रव्यको ग्रहण करने बाला अपराधी है, अत: वह बन्धनमें पड़ता है, परद्रव्यको 
ग्रहण करतेका अपराध न करनेबाला बन्धनमें नही पडता 

शुद्ध सहजात्मस्वरूप की दृष्टिसे हटना अपराध है, स्वरूपाराधना के बलसे निरपराध 
हुआ आत्मा नि'शक व निबंन्ध होता है 

प्रतिक्ररण और अप्रतिक्रमण से रहित अप्रतिक्रमणादिस्वरूप तीसरी अवस्थासे 
आत्मा निर्दोष होता है। इस सहज स्वरूपकी उपलब्धिके बिना द्रव्यप्रतिक्रमणादिसे 
भी मोक्षमार्ग नहीं मिलता 


१०-सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार 


आत्माके अकत्‌ त्वका सयुक्तिक सोदाहरण आखूयान 

आत्मा व प्रकृतिका परस्पर निमित्तसे बन्ध और बन्धका मूल कारण जीवका अज्ञानभाव 
जब तक आत्मा प्रकृतिके निरमित्तसे उत्पन्न होना और नष्ट होना न छोड़े तब तक 
अज्ञानी, मिथ्यादुष्टि, असंयत है। छोड़नेपर ज्ञाता द्रष्टा सयमी होता है 

कत्‌ त्वकी तरह भोकतृत्व भी आत्माका स्वभाव नही है, जीव अज्ञानसे ही भोकता 
होता है । 

जैसे मीठे दुग्धको पीते हुए भी सर्प निविष नही होते, इसी प्रकार भलीभाति शास्त्रोंको 

पढ़कर भी अभव्यजीव प्र कृतिस्वभावको नहीं छोड़ता, अतः वह भोवता ही है 
ज्ञानी कमंफलका मोकक्‍ता नहीं है बह तो कर्मफलका मात्र ज्ञाता है 

ज्ञाती कर्ता-भोक्‍ता नही है, मात्र ज्ञाता द्रष्टा है इसका दुष्टान्तपूर्वक कथन 

जो आत्माको ससा रका कर्ता मानते हैं उनको भी लौकिक पुरुषोकी माति नित्यकत्‌ त्व 

का प्रसंग आनेसे मोक्ष नही होता 

जो व्यवहारभाषाकों ही निश्यय मानकर आत्माको परद्रध्यका कर्ता मानते हैं, वे 
भिथ्यादुष्टि है। ज्ञानीजन निश्चयसे जानते है कि परमाणुमात्र भी मेरा नहीं है । 
जो तथ्यसे अपरिचित हैं वे ही परद्वव्यके विष्यमें क्तृत्वका आशय रखते है 
अज्ञानी (मिथ्यादृष्टि) ही अपने भावकसंका कर्ता है, इसका युक्तिपूर्वंक कथन 
आत्माका कत्‌ त्व और अकतृ त्व जिस तरह है उस तरह शका समाधानपूर्वक 
स्ाद्गवाद द्वारा सिद्ध करता । 

जो कर्मको करनेवाला है मोगने वाला बही है अथवा दूसरा ही है, इन दोनों एकान्‍्तों 
का युक्तिपृर्वक निषेध 

कर्ता-कम का तथा भोक्ता-भोग्य का भेद-अभेद जिस प्रकार है, उसी प्रकारसे नयके 
विभागसे दृष्टान्तद्वारा वर्णन । 

निश्चय और व्यवहारके कथनकी खड़ियाके दुष्टान्तसे स्पष्टीकरण 
शान और जेय सर्वधा भिन्‍न है, ऐसा जाननेके कारण सम्यर्दृष्टिकों विषयोंमें, 
कर्मोमें, कार्योमें राग-द्वेष नहीं होता। राग-देषकी खान अज्ञानभाव है। 
अन्यद्रव्य अन्यद्रव्यमें कुछ भी गुणोत्पाद नही कर सकता 


( ५१ ) 


प्रारम्भ पृष्ठ झ्ं० 
५१४ 


2९१७ 


श३३े 
५३५ 
५१५ 
पू४० 
अंडर 
४४६ 
भ४९ 
| 
भ५८ 
४१६९ 


५७४ 
अपर 


५६५ 
१६६ 


गाया छं० विषय प्रारम्ध पृष्ठ स० 
३१७३ से ३८२ स्पर्श भादि पुदूंगलके परिणाम आत्मराकों प्रेरणा नहीं करते कि तुम हमको ग्रहण 


करो और आत्मा शो अपने स्थानसे छुटकर उनमें नहीं जाता, परन्तु अज्ञानी ६०५ 
जीव वथा राग-द्वेष करके विषयोका निम्नह अनुग्रह भाव करता है 
३८३ से ३८६ प्रतिक्रमण, प्रत्याब्यान और आलोचना का परमार्थ स्वरूप ६११ 


३८७ से ३८६ कृत-कारित-अनुमोदनासे, मन वचन कायसे, अतीत वर्तमान और अनागत कर्मके 
त्याग को ४६-४६ भगों द्वारा कथत करके कर्मचेतना के त्यागका विधान तथा १४८ 


प्रकृतियोंके त्यागका कथन करके कर्मफलचेतनाके त्यागका विधान ६१४५ 
३६९० से ४०४ ज्ञानकी समस्त अन्यद्रब्योंसे भिन्‍नताका कथन व आत्मपरिणामोंकी ज्ञान- 

रूपताका कथन ९२९ 
४०४ से ४०७ भमूर्तीक आत्माके पुदूगलमय देह नहीं है, फिर अन्य द्वब्य का ग्रहण त्याग कसा ? ६४४ 


४०८ से ४१० पराश्चित होनेसे देहलिंग मोक्षमार्ग नहीं है। आत्माश्रित होनेसे सम्यग्दर्शन 
ज्ञान-चारित्न ही मोक्षमार्ग है 


६४७ 
४११. चूंकि द्रव्यक्षिण ही सोक्षमार्य नहीं है, अत: समस्त लिगका ममत्व त्याग करके 

आत्माको दर्शन-शान-था रित्षमें लगानेकी प्रेरणा ६५० 
४१२ भव्यजीवको सम्यम्दर्शनजझ्ञानचारित्ररूप मोक्षमार्गं से स्थापन करनेका, उसीका 

ध्यान करनेका, उसीको अनुभव करनेका तथा उसीमें निरन्तर विहार 

करनेका उपदेश ६५२ 
४१३ जो द्रव्यलियोमें ही ममत्व करते हैं उन्होंने समयसारको नहीं जाना है। ६५५ 
४१४ व्यवहारनय मुनि और श्रावक के लिगको मोक्षमा्ग कहता है, निश्वयनय किसी भी 

लिगको मोक्षमार्ग नही कहता ६५७ 


४१५ जो इस समयप्राभूतको पढ़कर अर्थ और तत्त्व से जानकर इस ही के अर्थभूत 
परमन्रह्म-स्वरूप मे स्थित होता है बहु उत्तम सुखमय होता है । 5६५६ 


प्रारम्भिक ५ गाथावों के नामसंज्ञ व धातुसंज्ञ प्रकाशित होनेसे रह गये हैं उनका विवरण 


गाया १-तामसंज्ञ-सव्वसिद्ध, धुव, अचल, अणोवम, गइ, पत्त, समयपाहुड, इम, ओ, सुथ केवलिभणिय । धातु- 
संजश--बंद स्तुतो, वच्च व्यक्तायां वाचि । 


ग्राथा २--नामसंज्ष--जीव, चरित्तदसणणाणद्विउ, त, हि सप्तमय पुग्गलकम्मपदेसट्ठिय, त, परसमय । धातु- 
संशञ--जाण अवबोधने । 


गाथा ३--नामसांश -- एयतणिशछयगज, समअ, सव्वत्य, सुंदर, लोय, बंधकहा, एय्त, त, विसवादिणी । 
धातुस्श--हो सत्ताया । 


गाथा ४--साससंज्ष--सुदपरिचिदाणुभूदा, सब्ब, वि, कामभोगबधकहा, एयत्त, उवलंभ, णावरि, ण, सुलह, 
बिहूस । धातुसंश - भुज भोग, बध बधते । 


गाया ५--नामसन्न--त, एयत्तविहल, अप्प, सविहृद, जदि, पमाण, छल्न, ण। धघातुसंजश--दरस दर्शेनायां, 
चुबक अपने, पल गवेषणे, ग्गह प्रहणे । 


नोट--आकृतपदविवरण संस्कृतपदविवरण के साथ दिये गये। केवश २-१ जगह कषन्तर क्षाबेगाजहाँ संस्कृतपद 
द्विविचनकी जगह प्राकृतपद बहुबचन क्षाता है। सो बहां प्राकृत पद के साथ विभकति अलग-जलग दी गई है। 


(६ *#२ ) 


अधुड़ शुद्ध 
अतुदंशाड्वी--सप्तदशा ज़ी 
एयत्तस्तुबलंभी--एयत्तस्सुवल मो 
शानिना--ज्ञानिनो 


परमार्थ प्रतिपादकत्व--प रमार्थ प्रतिपादकत्व 


चैतनेतपर -- चेतनेतर 

स्थानीय परम--स्थानीयपरम 
निर्जयनिजे रको भव---नि ज॑ प॑निजे रको मय 

बत्तमान---वर्त मान 

नात्मात्तात्मना--नात्माओनात्मना 
पुद्गलद्रव्यश्च--पुद्गलद्गग्य च 
ग्रपि कथमपि--अयि कथमपि 
इन्दिये --- इ दिये 

मान माया--मानमाया 
सर्वाष्विप्यवस्थासु--सर्वा स्वप्यवस्था सु 
पर्याप्तापर्याप्ता - पर्याप्तापर्याप्ता 
यर्णा दिमान---वर्णा दिमान्‌ 

वत्त -- वर्तं 

जावनिबद्धा--जीव निबद्धा 

कुर्बा ण --कुर्बाण: 

ततोष्यमात्म -- ततोड्य मात्मा 
किलज्ञानी--किलाज्ञानी 

जुदे-- जुद्धे 

यतो खल्वात्मा--यतो ने खल्वात्मा 
एवमिह--एबमिह 

चवब---चंव 

वस्तु - वरतु 

परिणम -- परिणाम 

शूभाशभ प्रवत्ति--शुभाशुभप्रवृत्ति 
करेण कुट्टिनी--करेणुकुट्टिनी 
संसग---ससर्ग 
पवट्ठंति--पवद्टति 

ततो--ततो हेत्वमावे 


कहाँ क्या सधारें 


पृष्ठ. पक्ित 
प्र-११ 
१४-३ 
२१-१ 
२२५-१ 
२५-१४ 
३२-३१ 
३७-१० 
१-४ 
६३-६ 
घ५-रे 
६७-रे 
७६-२ 
८१-११ 
११८-८ 
१३७-७ 
१३८-२ 
१४४-२ 
१५५-६ 
१७७८-१० 
१६७-€ 
२०२७-७६ 
२२०-२ 
२२६० रे 
२२८-४ 
२२८-१४ 
२३२-१ 
२४८-६११ 
२४६-१ 
२७४५-प८ 
२७६-१० 
२२८-२ 
३२०-१२ 


( 


अशुश्ष शुद् 
भावा-नालोकाता--भावानालोकाता 
प्रतिष्ठितं। -- प्रतिष्ठितं, 
सुपलभमान --मुपलभमान: 
ज्ञानवैराग्य-- ज्ञानव राग्या भ्या 
अनत्मा--अनात्मा 
सर्मज्ञान--सर्ग ज्ञान 
अतशेहू--अतो 5ह 
अत:--अत: सुखितदु:खितान्‌ करोमि 
ततोबध निरमित्ता--ततो बधनिमित्ता 
सर्णताध्यव --सर्गत्वा ध्यव 
पुणा य--पुणो ये 
निकावरक्षाचा--निकाय रक्षा चा 
ज्ञानी भी--शानी भि 
तस्तु--तैस्तु 
तथासति--तथा सत्ति 
निर्ित्तक--निमित्तन॑मित्तिक 
गुणस्तु--ग्रुणास्तु 
द्विधाकनण्ण -- द्विधाकरण 

तु उ--उ 
२६३(__बध तथा आत्मा के स्वभाव 
पच्च को जानकर स्वलक्षण से 
हुआ बुध,--हुआ जो, 
निपतितरभसा--निपतति रभसा 
बन्धों से---बन्धों का 
करता--क रना 
तेःहनास्मि--ते5ह नास्मि 
मुपेत्यनित्य--मुपेत्य नित्य 
अनन्य उनसे--अनन्य है उनसे 
कारण भावो--कारणभावों 
भवेत्तान्मिथ्या -- भवेत्तावन्मिध्या 
निशिचिनुम.किचष--निश्चिनुम: । किच 
जिन समयसे-- जिनस मयसे 
त्यौ--यौ 


भरे ) 


पृष्ठ पंक्ति 
३२५-२ 
३े२८-१ 
२३४५-१ 
३४५६-१० 
३६०-८ 
३६६-४ ' 
रे७५-रै 
४४००-४१ 
४६२-६ 
४६५-१ 
४७२-२ 
४७४-१ ३ 
४७७-७ 
४८ ३-६ 
४प६- ४ 
४ंप८-रै 
ड४डपघए-+२० 
४६३०४ 
४६६-२ 
४8६८-४४ 


४४६८-४५ 
४०२-१ 
2० २-४ 
४०३-४ 
५१३-१ 
५२४- रे 
४२७-६ 
५२६- ६ 
शर३-र्द 
४६२०-२१ 
१५६६-१४, १५ 
१७४५--६ 


अशुद्ध शुद्ध पृष्ठ पंश्ति १३८व पेज पर ६७वा कलश लिखना गाथा टीका 


जआश्रव--आशय भू८२-१३ के अन्त में ४० 

चैतयितुनिमितकेन -- बैतमितुनिमित्तकेन १५६१-०६ घृतकुम्भाभिधानेपि कुम्भो घृतमयों न चेत्‌ 

लादि पर - लादि१र 4४६२-९२ जीवों वर्णादिमज्जीवजल्पनेषि ने त्त्मय: ॥ ४० ॥ 
पूर्थक्ृत--पूर्गकृत ६१२-१ कर में दइतां 
यास ण याणाए-यासे ण याणए ६३७०३ की कि 2222 ५4300 
धम्माधम्म--धम्पाध स्म॑ ६३७-१० कलश लिखे 

मध्वसानं --मध्यवसा नं ६३९६-१३ स्थितेति जीवस्य निरन्तराया स्वभावभूता परिणामशक्तति: | 
त्वरूप -- स्वरूप ६४३-१ तस्या स्थितायां स करोति भावंय स्वस्थ तस्येब भवेत्स। 
भृहीतु -- एहीत ६४५०-४५ कर्ता ॥ ६५ । 
विहार्षा--विटार्षी ६५२-५ 








आअप्लली खास्च्जीस 
अयि आत्मन्‌ ! तू क्‍या है ? विचार ! ज्ञानमय पदार्थ !! तेरा इन इदृश्योंके साथ क्‍या कोई सम्बन्ध है 
यथाथ ? नहीं, नहीं, कुछ भी सम्बन्ध नहीं ! क्‍यों नहीं” थो कि “कोई किसीका कुछ भी परिणमन कर नही 
सकता! । मै ज्ञानमय आत्मा हूँ, हैँ, स्वय हूं, इसी लिये अनादिसे हूँ, मैं किसी दिन हुआ होऊ, पहिले न था यह बात 
नहीं । न था तो फिर हो भी नहीं सकता । फिर ध्यान दे--इस नर जन्मसे पहिले तू था ही ! क्या था ? अनतकाल तो 
निगोदिया था । वहा क्‍या बीती ? एक सेकिण्डमें २३ बार पैदा हुआ और मरा । जीभ, नाक, आख, कान, मन तो 
था ही नहीं ओर था शरीर | ज्ञानकी ओरसे देखो तो जड़सा रहा, महासंक्लेश ! न कुछमे बुरी दशा । सुबोग हुआ तब 
उस दुर्दशासे निकला। प्रृथ्वी हुवा तो खोदा गया, कूटा गया, ताड़ा गया, सुरगसे फोड़ा गया। जल भी तो तू हुआ, तब 
ओऔटाया गया, विलोरा गया, गर्म आग पर डाला गया । अग्नि हुआ, तब पानीसे, राखसे, धूलसे, बुझाया गया, खुदेरा 
गया । वायु हुआ, तब पंखोसे, बिजलियोंसे ताडा गया, रबर आदिमें रोका गया। पेड, फल, पत्र जब हुआ, तब'** 
काटा, छेंदा, भूना, सुखाया गया । कीड़े भी तुम्ही वते और मच्छर, मक्ख्ी, बिच्छू आदि भी ! बताओ कौन रक्षा 
कर सका ? रक्षा तो दूर रही, दवाइयाँ डाल डाल कर मारा गया, पत्थरोसे, जूतोसे, खुरोसे दबोचा व मारा गया। 
बेल, घोडे, कुत्ते आदि भी तो तू हुआ | कैसे दुख भोगे ? भूखे प्यासे रहे, ठडों मरे, गरमियो मरे, ऊपरसे चाबुक 
लगे, मारे गये । शुक्र मारे जाते है चलते फिरवोंकों छुरी भोककर । कही तो जिन्दा ही आग में भूने जाते हैं । 
यह दूसरोकी कथा नही, तेरी है। यह दशा क्यों हुई ? मोह बढ़ाये; कषाय किये; खाने, पीने, विषयोकी 
घुन रही, नाना कम बाध; मिथ्यात्व, अन्याय, अभक्ष्ससेवन किय्रे । बड़ी कठिनाईसे यह भनुष्यजन्म मिला तब यहां 
भी मोहराग द्वेंष विषय कषायकी ही बात रही । तब., ज॑से मनुष्य हुए, न हुए बराबर है । कभी ऐसा भी हुआ कि तूने 
देव होकर या राजा, सम्राट्‌ , महान्‌ धन-पति होकर अनेक सपदा पाई परन्तु बह सभी संपदायय थी तो असार और क्लैशकी 
कारण |! इतने पर भी उन्हे छोड़ कर मरना ही तो पडा! अबतो पाया ही क्‍या ? न कुछ । न कुछमें व्ययंलालसा 
रख कर क्यो अपनी सववे हानि कर रहे हो ? आत्मन्‌ ! तू स्वभावसे ज्ञान-मय है, प्रभु है, स्वतन्त्र है, सिद्ध परमात्मा की 
जाति का है। क्‍या कर रहा ? उठ, चल, अपने स्वरूपमें बस । तू श्रकेला है, अकेला हो पृण्य-पाप करता, अकेला ही 
पुण्य-पाप भोगता, अकेला ही शुद्ध स्वरूपकी भावना करता, अकेला ही मुक्त हो जाता । देख ! चेत ! पर पर ही है, 
परमें निजबुद्धि करना ही दु.ख है, स्वयं में आत्मबुद्धि करना सुख है, हित है, परम अमृत है । वह तू ही तो स्वयं है । 
परकी आशा तज, अपनेमे मग्न होने की घन रख। सोच तो यही सोच--परमात्माका स्वरूप...उसकी भक्त में रह। 
तीगोंकों सोच, तो उनका जैसे हित हो उस तरह सोच । बोल तो यही बोल--शुद्धात्माका गुण गान...इसकी स्तुतिमें 
रह । लोगों से बोल, तो हित, मित, प्रिय बचन बोल । कर, तो ऐप्ताकर जिसमें किसी प्राणीका अहित न हो, घात न हो । 
अपनी चर्या धामिक बनाओ । तू शुद्ध चैतन्य स्वभावी है; सहुजमावका अनुभव कर । जप, जप:--' शुद्ध चिद्र पो 5हम्‌ 


( ५४ ) शिवमस्तु 





बीज कि 5० 5म ५2 ४35 ७म ४ढ हल घी अओल बी अं ओला: ह। 


फ परमात्म आरतो कफ 
३+ जय जय अविकारी । 
जय जय अविकारी, स्वामी-जय जय अविकारी । 


हितकारी भयहारी, शाश्वत स्वविहारी । & “ *” ॥टठेक।। 
काम क्रोध मद लोभ न माया, समरस सुखधारी । स्वामी सम० 
ध्यान तुम्हारा पाबन, सकल क्लेशहारी । #» जय" ॥१॥ 
हे स्वभावमय जिन तुमि चीना, भव संतति टारी। स्वामी भव० 
तुव भूलत भव भटकत, सहत विपति भारी। #% जय” ॥२॥ 


परसंबंध बंध दुख कारण, करत अहित भारी । स्वामी करत''' 
परम ब्रह्मका दशन, चहुगति दुखहारी। # जय" ॥शा 
ज्ञानमूति हे सत्य सनातन, मुनिमन संचारी। स्वामी मुनि" 
निविकल्प शिवनायक, शुचिगुण भंडारी । (* जय” ॥४8॥ 
बसो बसो हे सहज ज्ञानघन, सहज शान्तिचारी। स्वामी सहज" 
टलें टलें सब पातक, प्रबल बलधारी। * जय ॥५॥ 


फ आत्म भक्ति फ 


मेरे शाइबतत शरण, सत्य तारणतरण ब्रह्म प्यारे। 
तेरी भक्तीमें क्षण जाँय सारे ॥ टेक ॥ 
ज्ञानसे ज्ञानमें ज्ञान ही हो, कल्पनाओंका इकदम विलय हो । 
अआन्तिका नाश हो, शान्तिका वास हो, ब्रहमम प्यारे। तेरी” ॥१॥ 
सर्वे गतियोंमें रह गतिसे नन्‍्यारे, सर्व भावों में रह उनसे न्यारे। 
सर्वंगत आत्मगत, रत न नाहीं विरत, ब्रह्म प्यारे। तेरी" ॥२॥ 
सिद्धि जिनने भि अबतक है पाई, तेरा आश्रय ही उसमें सहाई । 
मेरे संकटहरण, ज्ञान दर्शन चरण, ब्रह्म प्यारे । तेरी” ॥३॥ 
देह कर्मादे सब जगसे न्‍्यारे, गुण व पर्ययके भेदोंसे पारे। 
नित्य अन्त: अचल, ग॒प्त ज्ञायक अमल, ब्रटम प्यारे। तेरी '॥४8॥ 
आपका आप ही प्रय तू है, सब श्रयोंमें नित श्रेय तू है । 
सहजानन्दी प्रभो, अन्तर्यामी विभो, अहम प्यारे । तेरी “' ॥५॥ 


( ५४ ) 


| फ आत्मरमण # 
मैं दशनज्ञानस्वरूपी हूँ, मैं सहजानन्द स्वरूपी हूँ ॥ टेक ॥ 
हैँ ज्ञानमात् परभावशन्य, हैँ सहज ज्ञानधन स्वयं पूर्ण । 
हैं सत्य सहज आनन्दधाम, मैं सहजानन्द०। मैं दर्शन० ॥१॥ 
हूं खृदका ही कर्ता भोक्ता, परमें मेरा कुछ काम नहीं ॥ 
परका न प्रवेश न कार्य यहाँ, मैं सहजानन्द० । मैं दर्शन० ॥२॥ 
आऊ' उतरू रमलू निजमें, निजकी निजमें दुविधा ही क्‍या ॥ 
निज अनुभवरससे सहजतृप्त, मैं सहजातन्द० । मैं दशेन० ॥ ३ ॥ 
मंगलतंत्र 
क#* नमः श॒ुद्धाय, *& शुद्ध चिदस्मि 
मैं ज्ञानमात्न हूं, भेरे स्वरूपमें अन्यका प्रवेश नहीं, अतः निर्भार हूं। 
मै ज्ञानघन हूं, मेरे स्वरूपमें अपूर्णा नहीं, अतः कृताथे हूं । 
मैं सहज आनन्दमय हूं, मेरे स्वरूपमें कष्ट नहीं, अतः स्वयंतृप्त हूं। 
3 नमः शुद्धाय # शुद्ध चिदस्मि । 


फ आत्म कोतन कर 


हूं स्वतन्त्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता द्रष्टा आतभ राम ॥टेक॥। 
मैं वह है जो हैं भगवान, जो मैं हैं वह हैं भगवान। 
अन्तर यही ऊपरी जान, वे विराग यहूँ राग वितान ॥१॥ 


मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान॥ 
किन्तु आश वश खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट अजान ॥२॥। 


सुख दुख दाता कोइन आन, मोह राग रुष दुख की खान ॥। 
निजको निज परको पर जान, फिर दुखका नहिं लेश निदान ॥३॥ 


जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम, विष्णु बुद्ध हरि जिसके नाम ॥॥ 
राग त्यागि पहुँचू निज धाम, आकुलताका फ़िर क्‍या काम ॥४॥ 


होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जगका करता क्‍या काम ॥ 
दूर हटो परकृत परिणाम, सहजानन्द रहें अभिराम ॥५॥ 


( ४५६ ) 


पूज्यपाद-श्रीमद्वगवरकुन्दकुन्दावार्यविर चित: 


समयसार: 
पूर्व-रंगः 


पृज्यपाद-श्रीमदमतवन्धसूरिकृता आत्मसख्यातिः 


नमः समयसाराय स्वानुभृत्या चकासते | 

चित्स्वभावाय मावाय स्वभावान्तरच्छिदे ।।१॥ 

अमन्‍्तधर्मशस्तत्व पश्यस्तो प्रत्यमात्मनः । 

अनेकान्तमयों मुलिनित्यमेव प्रकाशतास ।।२॥। 
परपरिशतिहेतोमोहनाम्नोनुमावादविरतमनुभाव्यव्याप्तिकल्माषिताया: । 
सम परमविशुद्धिः शुद्धचिन्माश्रमुर्तेमंबतु समयसा रव्यास्ययैवानुभूते: ।। ३।। 





अध्यात्मयोगो न्यायतोर्थ पूज्य श्री गुरुषय्यं श्रीमत्सहजानन्दक्ृत चतुर्देशाड्री टोका 
टोकागत प्रथम मंगलाजरणका प्रथें--स्वानुभवसे प्रकाशमान, चैतन्यस्व्रभावमय, 
शुद्ध सत्तास्वरूप, सर्वभावोंको एक ही समयमें जानने वाले प्रथवा सब भावान्तरोंकों हटाने 
वाले समयसारके लिये नमस्कार हो । 
सावाथ--द्रव्यकर्म भावकर्म नोकमंसे रहित केवल चित्पकाशमय भरात्मको समयसार 
कहते हैं। समयसार कार्येसमयसार प्रभुकों भी कहते हैं भ्रोर समयसार अ्रध्यात्मोपदेशके 


लक्ष्यभूत परमब्रह्मस्वछूपकों भी कहते हैं। सो इृष्ट प्रभुको व इष्ट तत््वको 'समयसार' शब्द 
कहकर नमस्कार किया गया है। 


। धसमयसार 


प्रसंगधिवरण--पृज्य श्री श्राचार्य कुन्दकुन्ददेव द्वारा रचित समयप्राभृत ग्रन्थ राजको 
झात्मस्याति नामक टीका रचते समय पूज्य श्रो भ्रमृतचन्द्र जी सूरिने प्रपने इष्टको समयसारके 
नामसे इस कारण नमस्कार किया है कि इृष्ट देवका सामान्यस्वरूप शुद्ध आत्मा है । सो प्रश्न 
द्रव्यतः शुद्ध प्न्तः सहज चेतन्यस्वरूप है हो श्रौर पर्यायतः भी शुद्ध प्रभु है। जो द्रव्यतः 
सहजस्वरूप है, उसकी प्राराधनासे ही प्रश्नु प्रभु हुए हैं। इसी श्रनादि प्रनन्त भरहेतुक भ्रन्तः 
सहजस्वछूपकी आराधनाके लिये यह ग्रन्थोपदेश है । झत: समयसारके लिये यहाँ सर्वप्रथम 
नमस्कार किया गया है। 

तथ्यप्रकाश---(१) स्वानुभवसे प्रकाशभान इस विशेषरासे यह सिद्ध हो गया कि 
शभ्रात्मा तथा ज्ञान मीमांसकसम्मत जैसा सर्वथा परोक्ष नही, किन्तु वह स्वानुभवसे स्वप्रें स्वयं 
स्वको जानता है। (२) इसो विशेषशासे सिद्ध है कि ज्ञान नैयायिकसम्मत जैसा स्वयं अ्रवनेको 
नही जानता ऐसा नही, किन्तु ज्ञान स्वसंवेद्य है । (३) चित्स्वभाव इस विशेषणसे सिद्ध हु्ना 
कि नैयायिक-मीमांसकादिसम्मत जैसा गुणगुणीमें सबंथा भेद नही, किन्तु वस्तु गुणमय है, 
प्रात्मा च॑तन्यस्वभावमय है । (४) भावाय इस विशेषणसे शुन्यवादसम्मत स्वेथा श्रभाववादका 
निराकरण हुआ, क्योंकि भ्रात्मा सदृभूत है । (५) सर्वभावान्तरच्छिदे इस विशेषणसे सर्वज्ञता 
की सिद्धि हुई, मीमांसकसम्भत भ्रस्वज्ञताका एकान्‍्त नहीं । (६) इसी विशेपणसे सिद्ध है कि 
झ्ात्मस्वरूप सर्वविकारोंसे परे है । 

सिद्धान्त--(१) आर त्स्वरूप प्रात्मा शुद्धनयात्मक ज्ञानानुभूतिसे ज्ञातव्य है। 
(२) ज्ञान स्वसम्वेद्य है । (३) ग्रुण ग्रुणीमें भेद नही है । (४) प्रात्मा चेतन्यात्मक स्वास्तित्व 
से समवेत है। (५) ग्रात्मा स्व परपदा्ोंका ज्ञाता है । (इनकी दृष्टियाँ क्रमसे निम्नाकित है) 

हष्टि-- ६-शुद्धनय (४६) । २-कारककारकिभेदक सद्भूतव्यवहार (७३) । ३-पर- 
मशुद्धनिश्वयनय (४४) । ४-अ्रन्बयद्रव्याथिकनय (२७) । ५-स्वाभाविक उपचरित स्वभाव- 
व्यवहार (१०४५) ।॥ 

प्रयोग--सहजसिद्ध भ्रन्तस्तत्वकी शप्रर्थात्‌ समयसारकी उपासनासे हो आत्मा सद्राके 
लिये सकल संकटोंसे मुक्त होता है| भ्रतः समस्त परपदार्थोका ख्याल छोड़कर झपतेको सहज- 
सिद्ध चैतन्यमात्र अन्तस्तत्वकूप सहज अ्रनुभवना चाहिये, & शुद्ध चिदस्मि | यह प्रायोगिक 
भन्तस्तत्त्वभक्ति ही परमार्थतः समयसारके लिये नमस्कार है ॥१॥ 

टीकागत द्वितोय मंगलाचरणका ध्र्थ--अनन्तधर्मात्मक, प्रत्यगात्माके तत्व्रको प्रव- 
लोकन करने वाली तथा दर्शाने वाली भ्रनेकान्तमयों मूर्ति नित्य ही प्रकाशमान होभो ॥ 

भावाथ--जिसमें अ्रनेक अंत (धर्म) है, ऐसा जो ज्ञान तथा वचन उस रूप मत्ति नित्य 
हो प्रकाशरूप हो । वह मूर्ति ऐसी है कि जिसमें भ्ननन्त धर्म है और कंसी है ? प्रत्यक्‌ू-- 


पूर्व रंग ्े 
सजातोय विजातीय परद्रव्योंसे भिन्न, परद्रव्यके गुरापर्यायोंसे भिन्न तथा पंरद्रव्यके निर्मित्तसे 
हुए झ्पने विकारोंसे कथ॑चितु भिन्न एकाकार ऐसा जो प्रात्मा उसके तत्त्वको देखती है श्रथ्ति 
ग्वलोकन करती है। यहाँ सरस्वतीकी मूर्तिकों श्राशीवेचनरूप नमस्कार किया है। जो लोकमें 
सरस्वतीकी मूर्ति प्रसिद्ध है, लोककों प्रायः उसका भाव विदित नहीं है, इसलिये उसका यथा 
वर्णात किया है। जो सम्यग्ज्ञान है, वह सरस्वतीको सत्यार्थ मूत्रि है। उसमें भी सम्पूर्ण ज्ञान 
तो केवलज्ञान है जिसमें सब पदार्थ प्रत्यक्ष प्रतिभातित होते है, वही अनन्त धर्मोसहित आ्रात्म- 
तत्त्वको प्रत्यक्ष देखता है श्र उसीके अ्रनुसार श्रुतज्ञान है, वह परोक्ष देखता है, इसलिये यह 
भी उसोकोी मूर्ति है तथा द्रव्यकश्षत वचनरूप है सो यह भो उसीकी भूर्ति है, क्योंकि बचनों 
द्वारा भ्नेक धर्म वाले प्रात्माकों यह बतलाती है । इस तरह सब पदार्थोंके तत्वको जताने 
वाली ज्ञानरूप तथा वचनहूप श्रनेकांतमंयो सरस्वतीकी मूर्ति है। इसी कारण सरस्वतीके नाम 
वाणी, भारती, शारदा, वाग्देवी आदि बहुतसे कहे जाते है। यह श्रनन्त घर्मोको स्यात्पदसे 
एक धर्ममें प्रविरोधरूप साधती है, इसलिये सत्यार्थ है। प्रात्माका जो अननन्‍्तधर्मा विशेषण 
दिया है, उसमें श्रनन्त धर्म कौन-कौन हैं ? बस्तुमें सत्त्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व प्रदेशबत्त्व, चेत- 
नत्य, शभ्रचेतनत्व, मूतिमत्व, अमूर्तिमत्त्व इत्यादि धर्म तो गुणा हैं और उन गुग्गोंका तीनों 
कालोंमें समय समयवर्ती परिंगमन होना पर्याय हैं, वे भ्रनन्‍्त है तथा एकत्व, झनेकत्व, नित्य- 
त्व, अनित्यत्व, भिन्नत्व, भ्रभिन्नत्व, शुद्धत्व, ग्रशुद्धत्व प्रादि भ्रनेक धर्म है, वे सामान्यरूप तो 
वचनगोचर है श्रौर विशेषरूप बचनके श्रविषय है, ऐसे वे भ्रनन्त हैं सो ज्ञानगम्य हैं। ऐसा 
होनेपर प्रात्मा भी वस्तु है, उसमें भी अपने धर्म प्रनन्त है । उसमें से चेतनत्व अ्रसाधारण है, 
यह दूसरे अ्रचेतनद्रव्यमे नही है श्र सजातीय जीवद्रब्य भ्रनन्त हैं, उनमें भी चेतनत्व है तो 
भी निजस्वरूपसे जुदा-जुदा सत्‌ है। क्योंकि प्रत्येक द्रव्यके प्रदेश भिन्न-भिन्न हैं, इसलिए 
किसीका प्रदेश किसीमें नहीं मिलता । यह चेतनत्व अपने अनन्तधर्मो्में व्यापक है, इस कारण 
इसीको श्रात्माका तत्व कहा है। उसको यह सरस्वतीकी मूति देखती है भ्ौर दिखाती है। 
इसलिये इस सरस्वतीको ग्राशीवदिख्य वचन कहा है--यह सदा प्रकाशरूप रहे । इसीसे सब 
प्राणियोंका कल्याण होता है । 
प्रसंगविबरण-- समयसार तक पहुंच हो, एतदर्थ समयसारका, स्वका श्रध्ययन प्राब- 
श्यक है। समयसारका व समस्त तत्त्वोंका परिज्ञान श्रुत (भ्रागम) के अ्रध्ययनसे होता है । 
बह श्रुतदेवता प्रनेकान्तमयी मूर्ति है उसके नित्य प्रकट प्रकाशमान होनेकी भावना इस कारण 
को गई है कि अनेकान्तात्मक शास्त्रोपदेश जिन जीबोंकों उपलब्ध होगा वे प्रपना कल्याण कर 
सकेंगे । 
तथ्यप्रकाश-- (१) सर्व परवस्तुवोंसे भिन्न, नैमित्तिक परभावोंसे भिन्न व प्रपने ही 


है संमयसार 


स्वरूपमें तन्मय प्रात्मा प्रत्यगात्मा कहलाता है । (२) प्रत्यमात्मा भी भ्नन्तधर्मात्मक है जैसे 
कि सभी पदार्थ प्रनन्तघर्मात्मक होते हैं। (३) अनन्त धर्मामें प्रस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, 
ग्रगुरुलघ्ुत्व, प्रदेशवत्त्व, प्रमेयत्व ग्रादि साधारण गुण हैं । चेतनत्व प्रसाधारण गुणा हैं । भ्रमू- 
तैत्व भ्रादि प्रनेक साघधारणासाधारण गुण हैं। इन पयुरणोंके परिणमनरूप गुरापर्याये हैं । 
झाकाररूप परिणमन द्रव्यपर्यायें हैं। इन सबके भअ्रतिरिक्त एकत्व, अनेकत्व प्रादि अनेक धर्म 
हैं । इन सबमें तादात्म्यसमवेत अनन्तवर्मात्मक झ्ात्मवस्तु है। (४) अनन्तधर्मात्मक वस्तुका 
प्रतिपादन करने वाली द्रव्यवाणी अनेकान्तमयी मूर्ति है । 

सिद्धान्त-- (१) प्रत्यगात्मा प्रथवा प्रात्मा प्रनन्तधर्मात्मक है । (२) आत्मा साधारण 
गुण, भ्रसाधारणगुण व पर्याय सामान्य भ्रादि भ्रनंत धर्मोसि श्रभिन्न स्वभाव वाला है। (३) 
भझ्रागममें अनन्तधर्मात्मक वस्तुका भेदविधिसे भी परिचय कराया है। (४) आगममें व्यवहारों 
जनोंके अतिबोधनाथे भेदविधिसे भी प्रतिपादन है। (५) प्लागममें लौकिक जनोंको प्रभिश्राय, 
निमित्त व प्रयोजन बत्तानेके लिये एक बस्तुका दूसरी वस्तुमें कतृ त्व झ्रादि बतानेकी भाषासे 
याने उपचार भाषासे भी वर्णन है । 

दृष्टि-- १-प्रमाणसिद्ध । २- प्रस्वयद्रव्याथिकनय (२७) । ३-व्यवहारस्तथ (५०- 
६१) । ४-व्यवहार (६२-१०२) । ५-उपचार (१०३-१५२) | 

प्रयोग--भ्रात्मा अ्रनन्तधर्मात्मक है उसे नय व प्रमाणसे भली प्रकार परखकर परसे 
विभक्त व अपनेमें तन्मय प्रत्यग्रात्माके तथ्यका ज्ञान सतत बनाये रहना चाहिये, यही जैन- 
, शासनके अध्ययनका प्रयोजन व फल है | 

टीकागत प्रतिज्ञापक छुम्दका अरथ---शुद्ध चेतन्यमात्र मूति होनेपर भी मेरी परिणति 
परपरिणतिका निर्मित्तभूत जो मोहनीय नामक कम है उसके भ्रनुभाव (उदयविपाक) से श्रनु- 
भाव्य (रागादि परिणाम) की व्याप्तिसि निरन्तर कल्माषित (मलीन) है, सो समयसारको 
व्याख्या ही से मेरी इस अनुभूतिकी परमविशुद्धि होवे । 

भावाथें--टीकाकार पृज्य श्री पश्रमृतचन्द्रजी सूरि कहते हैं कि मैं परमशुद्धद्रव्याधिक 
हृष्टिसे शुद्ध चेतन्यमात्र श्रविकार प्रानन्दमय हूं, परन्तु द्रव्य कोई परिणमे बिना रहता नही, 
मैं भी परिणम रहा हूं, लेकिन मोहनीय नामक कर्मके उदयविपाकका निमित्त पाकर रागांदि 
भावरूप मलिन परिणम रहा हूं । श्र मैं सहज शुद्ध भात्मद्रव्यका निरूपण करने वाले समय- 
सार भ्रम्थराजकी व्याख्या कर रहा हूं सो इस ब्याख्या करनेका मेरा प्रयोजन यही है कि 
रागादि-मलिन अनुभूति दूर होवे भ्रोर शुद्ध ज्ञानातन्‍्दस्वभाव सहज प्रात्मतत्त्वकी अनुभूति 
प्रतीति चर्यारूप मेरी परमविशुद्धि होवे । 

प्रसंगक्षिवरण-:-टोकाकार श्रो सरिणों समयसारकी व्याख्या करेंगे स्लो व्याख्या करने 


पूर्व रंग ४ 
भय सुत्रावतार:-- 
वंदित्त सब्वसिद्ध धुवमचलमणोंबम गईं पत्ते । 


वोच्हामि समयपाहुडमिणमों सुयकेवल्लीभशियं ॥१॥ 
बंदन करि सिद्धोंको, श्रूव अचल अनूप जिन सुगति पाई 
सम्रयप्राभृत कहूंगा, यह श्रुतकेबलिप्रणीत श्रहो ॥१॥ 
बंदित्वा सवंसिद्धान्‌ श्रुवामचलामनुपमां गति प्राप्तान्‌ । वक्ष्यामि समयप्राभुतमिदं अहो श्रुतकेवलिभणितम्‌ । 
'बंदित्तु” इत्यादि । श्रथ प्रथमत एवं स्वभावभावभूततया भ्र्‌ वत्वमवलंबमानामनादि- 
भावांतरपरपरिवृत्तिविश्रान्तिवशेनाचलत्वमुपगतामखिलोपमानविलक्षणादूभुतमाहात्म्यत्वेनाविद्य- 
मानौपम्पामपवर्गंसंजिकां गतिमापन्‍नान्‌ भगवतः सर्वेसिद्धान्‌ सिद्धत्वेन साध्यस्यात्मनः प्रतिच्छे- 





22 2 अल रन कक की जब ली की नली 


प्रकृतिशव-- सर्व, सिद्ध, भव, चल, उप-मा, यति, प्र-आप्त, सम-अय, प्राभुत, इदम, अहो, 
श्रुतकेवलिन्‌ भणित । मूलधातु-- वदि अभिवादनस्तुत्यो., षिधु गतौ, चल कम्पने, गम्लू, गती, अप्लू 


+#; ८ मनन कमर लक - अजज++जलल न >++ लत नल ननननव>ननाकनननान»» मन 


से पहिले व्याख्याका सम्बन्ध, अभिषेय, प्रयोजन व शक्प्ानुष्ठान परख लेना प्रावश्यक है । 
इस छन्दमें इन्ही चारोंका प्रकाश है | सम्बन्ध--समयसारकी व्याख्या करना है सो व्याख्यान 
व्याख्येय सम्बन्ध प्रकट है। ग्रभिधेय--समयसारोक्त शुद्धात्मस्वरूप है। प्रयोजत--समय- 
सारकी चर्चा व श्राराधनाके बलसे परमविशुद्धि (निर्मलता) प्राप्त करना है । शकक्‍यानुष्ठान-- 
याने किया जा सकने योग्य काये है ही । 

तथ्यप्रकाश-- (१) जीवके विकारका निमित्तकारण पुदूगलकमंविपाक है, स्वयं जीव 
नहीं, यदि यह उपादान जीव अ्रपने विकारका खुद निर्मित्त कारण हो जाय तो विकार कभो 
नष्ट हो ही नहीं सकेगा, जीव विकारका नित्यकर्ता हो जावेगा। (२) यह आत्मा सहज 
चैतन्यमात्रमूर्ति है याने अविकारस्वरूप है । 

सिद्धान्त--(१) विकार नेमित्तिक भाव है। (२) श्रात्मा सहज शाश्वत चैतन्यमात्र 
मृत है । 

हृष्टि-- (-उपाधिसापेक्ष प्रशुद्धद्रव्याथिकनय (२४) । २-परमशुद्ध भ्रभेदविषयी 
प्रंतिम व्यवहारनय नामक द्रव्याथिकनय (१५), परमभावग्राहक द्रव्याथिकनय (३०) । 

प्रयोग--जैसे कि व्याख्याकार पृज्य श्री सूरि जो ने व्याख्याके कार्येका प्रयोजन श्रपनी 
परिणाम विशुद्धि निश्चित की है इसी प्रकार हम भी समयसार व ग्रात्मस्याति व श्रन्य ग्रन्थों 
के स्वाध्यायका प्रयोजन प्रपने परिणामकी विशुद्धि निश्चित करें याने सहजशुद्ध पतस्तलिकी| 
दृष्टिका पौरुष करके निर्मेलता प्राप्त करे । 

टीकायत उत्थानिकाका अर्थ--अब सूत्रका प्रवतार होता है भ्र्थात्‌ पूज्य श्री कुन्द- 


६ समयसार 


दस्थानीयात्‌ भावद्रव्यस्तवाभ्यां स्वात्मनि परात्मनि च निधायानादिनिधनश्रुतप्रकाशितत्वेन 
निखिलाथंसाथथंस क्षात्कारिकेवलिप्रणोतत्वेन  श्रुतकेवलिभिः स्वयमनुभवद्धिरभिहितत्वेन क्र 
लम्भने, बच परिभाषणे, अय्‌ गतौ, श्रु श्रवणे, भण शब्दार्थ । पदविवरण--वंदित्वा-असमाप्तिकी क्रिया । 


स्व सिद्धानू-ठ्वितीया बहुबचन , असमाप्तिकी. क्रियाका कर्म । ध्रुवां, अचलां, अनुपमां-द्वितीया एकबचन, 
गतिका विशेषण । गति-द्वितीया एकबचन | प्राप्तान-द्वितीया बहुवबचन, सिद्धोका विशेषण । वशक्ष्यामि- 


५०-३० ०५+-०००५ ०-०+»०--+०+->+ “० ““-++ «» -»४+--+ --++-----+---चनन+न अननभानत हन ऑनयनजा-33चण 





कुन्दाचायं जो कुछ वर्णान करना हृदयमें रख रहे हैं उसमेंसे मंगलाचरणा रूप तथा प्रतिज्ञा- 
संकल्परूप प्रथम गाथा प्रकट होती है। 

मैं [ध्रुबां| ्रव [ग्रश्नलां] भ्रनल श्लोर [प्रनुपमां] प्रनुपम [गति] गतिको 
[ प्राप्तान्‌] प्राप्त हुए [सर्वेसिद्धान] सभो सिद्धोंकों [बंदित्वा] नमस्कार कर, [श्रहो] हे भव्यों, 
[श्रुतकेषलिमरिणतं ] श्रुतकेवलियों द्वारा कहे हुए [हद] इस [समयप्राम्न्‌तं] समयसार नामक 
प्राभुतकों [वक्ष्यासि] कहूंगा । 

तात्पर्य--सिद्धभगवान होनेका प्रोग्राम रखते हुए ग्राचायं सिद्धभगवंतको नमस्कार 
करके सिद्ध होनेके उपायभूत भाराध्य समयप्रतिपादक समयप्राभुतका कथन करंगे । 


ु टीकार्थ-- यहाँ भ्रथ शब्द मंगलके भ्रथंको सूचित करता है । और प्रथमत एबं (ग्रंथकी 
ग्रादिमें) सब सिद्धोंकी भाव-द्रव्यस्तुतिसे अपने श्रात्मामें और परके ग्रात्मामें स्थापन कर इस 
समय नामक प्राभृतका (हम) भाववचन और द्रव्यवचन द्वारा परिभाषण श्रारम्भ करते है, 
इस प्रकार श्री वुन्दकुन्दाचाये कहते हैं | वे सिद्धभगवानु सिद्ध नामसे साध्य जो आत्मा उसके 
प्रतिच्छन्दके स्थानीय आादशे हैं । जिनका स्वरूप संसारी भव्य जीव चितवन कर, उनके समान 
शपने स्वरूपका ध्यान कर उन्हीके समान हो जाते हैं। और चारों गतियोसे विलक्षण जो 
पंचमगति मोक्ष, उसे पा लेते हैं। बह पंचमगति स्वभावसे उत्पन्न हुई है, इसलिये ध्र्‌ बरूपका 
ग्रवलम्बन करती है, इस विशेषणसे सिद्ध हुआ्ला कि चारों गतियाँ परनिमित्तसे होती हैं, इस- 
लिये श्रव नहीं है, विनश्वर हैं, इसलिये सिद्ध दशाका चारों गतियोंसे पृथकपना प्रसिद्ध 
हुआ । वह गति अ्रनादिकालसे भ्रन्य भावके निमित्तसे हुए परमें अ्रमणकी विश्रांति (प्रभाव) 
के वशसे ग्रचल दशाको प्राप्त हुई है, इस विशेषणसे चारों गतियोंमें परनिमित्तसे जो अमण था 
उसका व्यवच्छेद हुआ । जगतमें समस्त जो उपमायोग्य पदार्थ हैं, उनसे विलक्षण है--प्रद्भुत 
माहात्म्यके कारण जो किसीकी उपमा नहीं पा सकती । इस विशेषणसे चारों गतियोंमें किसी 
से समानता भी पायी जातो है इसका निराकरण हुश्ना । वह भ्रपवर्गरूप है, धर्म प्रथे भौर 
काम इस त्रिवर्गमें न होनेसे वह मोक्षगति अपवर्गं कही गई है । ऐसी पंचम गतिको सिद्धभग- 
वान प्राप्त हुए हैं । कैसा है समयप्राभूत ? भ्रनादिनिधन परमागम शब्द-ब्रह्म द्वारा प्रकाशित 
होनेसे तथा सब पदा्थोके समूहके साक्षात्‌ करने वाले केवली भगवान्‌ सर्वज्ञके द्वारा प्रणोत 


पूर्व रंग ७ 
प्रमाणतामुपगतस्यास्य समयप्रकाशकस्य प्राभुताह्ययस्याहँत्प्रववनावधवस्यथ स्बप्रयोरनादिमोह- 
प्रहाणशाय भाववाचा द्रव्यवाचा व परिभाषणमुपक्रम्यते ॥१॥॥ 
भविष्यत्‌ क्रिया उत्तम पुरुष एकबचन । समयप्र भृत-कर्मका रक हितीया एकबचन । अहो--अध्यय । इंद- 

कर्मविज्लेषण । श्रुतकेवलिभणित-कर्मविशेषण ट्वितीया एकबचन । 


होनेसे श्रौर केवलियोके निकटवर्ती साक्षात्‌ सुनने वाले भौर स्वयं अनुभव करने वाले ऐसे 
श्रुतकेवलो गणशधर देवोंके द्वारा कहे जानेसे प्रमाणताको प्राप्त हुआ है, तथा समय भ्र्थात्‌ सर्वे 


पदार्थ प्रथवा जोव पदार्थंका प्रकाशक है। झौर भ्रहंत भगवान॒के परमागमका श्रवयव (अंश) 
है । ऐसे समयप्राभृतका भ्रनादिकालसे उत्पन्न हुए प्रपने भौर परके मोह--अ्ज्ञान मिथ्यात्वके 
नाश होनेके लिये मैं परिभाषण (व्याख्यान) करूगा । 

भावार्थ--यहांपर गायासूत्रमें प्राचायने “वक्ष्यामि” क्रिया कही है, उसका श्रर्थ टीका- 
कारने “बच परिभाषणोे” धातुसे परिभाषण लेकर किया है। उसका प्राशय ऐसा सूचित, होता 
है कि जो चौदह पूर्वमे ज्ञानप्रवाद नामा छठे पू्वके बारह “वस्तु! ग्रधिकार हैं, उनमें श्ली एक- 
एकके बीस-बीस प्राभृत श्रधिकार हैं, उनमें दसवें वस्तुमे समय नामक जो प्राभृत है, उसका 
परिभाषण श्राचाय॑ करते हैं । सूत्रोंकी दस जातियाँ कही गई हैं, उनमें एक परिभाषा जाति 
भी है । जो भ्रधिकारकों यथास्थान सूचना दे वह परिभाषा कही जातो है। इस समयनामा 
प्राभृतके मूल सूत्रोंका ज्ञान तो पहले बड़े भ्राचार्योकों था और उसके ग्रथंका ज्ञान श्राचार्योकी 
परिपाटीके श्रनुसार श्री कुन्दकुन्दाचायंको था। इसलिये उन्होंने समयप्राभुतके परिभाषासूत्र 
रचे हैं । वे उस प्राभृतके भ्र्थों हो सूचित करते हैं, ऐसा जानना । मंगलके लिये सिद्धोंकों 
जो नमस्कार किया और उनका 'स्वे! ऐसा विशेषण दिया, इससे वे सिद्ध प्रनन्त हैं, ऐसा 
प्रभिषप्राय दिखलाया श्रौर 'शुद्ध ग्रात्मा एक ही है, ऐसा प्रन्य श्राशयका व्यवच्छेद किया । 
ससारीके शुद्ध श्रात्मा साध्य है, वह शुद्धात्मा साक्षात्‌ सिद्ध है, उनको नमस्कार करना उचित 
ही है | श्रुतकेवली शब्दके अभर्थमें भ्रुत तो प्रनादिनिधन प्रवाहरूप आरागम है भ्रौर केवली शब्द 
से स्वज्ष तथा परमागमके जानने वाले श्रुतकेवली हैं, उनसे समयप्राभुतकी उत्पत्ति कही गई 
है | इससे ग्रंथकी प्रामाणिकता दिखलाई, श्रौर ग्रपनी बुद्धिसे कल्पित होनेका निषेध किया 
गया है। भ्रन्यवादों छद्मस्थ (प्रल्पज्ञानी) भ्रपनी बुद्धिसे पदा्थेका स्वरूप अन्य प्रकारसे कहकर 
विवाद करते है, उनकी श्रसत्याथंता बतलाई है । इस ग्रन्थका झभिधेय तो शुद्ध ग्रात्माका 


स्वरूप है, उसके वाचक इस ग्रन्थमें शंब्द हैं, उनका वाच्यवाचक रूप सम्बन्ध है और शुद्धात्मा 
के स्वरूपकी प्राप्ति होना प्रयोजन है । शक्यानुष्ठान तो है ही । 

प्रसड्धविवरण--थणुद्धात्मा होना साध्य है, श्रौर द्रव्यकर्म भावकर्म व नोकर्म (देह) 
से रहित शुद्धात्मा सिद्ध भगवान होना सहजसिद्ध शुद्धात्मतत््व समयसारकी उपासनासे हो 








(] समयथसार 
तच तावत्समय एवाभिधोयते--- 
जीवो चरित्तदंसशणाणद्विउ तं हि ससमयं जाण। 


पुर्गलकम्मपदेसह्िियं च त॑ जाण परसमयं ॥२॥ 

दर्शन ज्ञान चरितमें, सुस्थित जीबोंको स्वसमय जानो । 

ग्रोपाधिक मायाके, रुचियोंकों परसमय जानो ॥२९॥ 
जीव: चरित्रदर्शनज्ञानस्थित: (त हि स्वसमयं जानीहि। पुद्गलकर्मप्रदेशस्थितं च॒ तं जानीहि परसमयम्‌ । 
योडयं नित्यमेव १रिणामात्मनि स्वभावे5वर्तिप्ठमानत्वात्‌ उत्पादव्ययश्रीव्यक्यानुभूतिल- 
क्षणया सत्तयानुस्यृतश्चेतन्यस्वरूपत्या न्वित्योदितविशदहशिज्ञप्तिज्योतिरनंतधर्मा घिरूढेकधरभित्वा- 
दुद्योतमानद्रव्यत्व: क्रमाक़ मप्रवृत्तविचित्रभावस्वभावत्वादुत्संगितगुणपर्यायः स्वपराकारावभास- 
नसमथत्वादुपात्तवश्वरूप्यैकरूप: . प्रतिविशिष्टावगाहगतिस्थितिवत्तंनानिमित्तत्वरूपित्वा भावाद- 


प्रकृतिशब्द--जी व, चरित्र, दशन, ज्ञान, स्थित, तत्‌, स्व, समय, पुद्गल, कमे, प्रदेश, पर, समय । 
मूलघातु--चर चरणे, हृशिर प्रेक्षणे, ज्ञा अवबोधने, ष्ठा गतिनिवृत्ती, अय गतौ | पदविबरण--जीव:-प्रथमा 
एकवचन । चरित्रदशनज्ञानस्थित: प्रथमा एक० कतूं बिशेषण । त-द्वि० ए० । स्वसमय-द्वितीया एकवचन 
कर्मकारक । जानीहि-ज्ञा धातु लोट्लकारका मध्यम पुरुष एकवचन । पुद्गलकर्मप्रदेशस्थित-द्वितीया एक- 


शक्य है । भ्रतः शुद्धात्मतत्त्वप्रतिपादक समयसार ग्रन्थकी रचनाके आरम्भमें पू०्य श्री कुन्द 
कुन्दाचार्यने सिद्धभगवानका वन्दन किया है । 

तथ्यप्रकाश--(१) स्वाभाविक स्थिति प्रूव हुप्ला करती है । (२) उपाधिरहित केवल 
की स्थिति भ्रचल हुआ करती है । (३) सिद्धदशा गत्तिरहित स्थिति है, श्रतः सिद्धको उपमा 
देनेको भ्रन्य कुछ है ही नही, हाँ पहों. कहा जा सकता है कि सिद्धदशा तो सिद्धदशाके हो 
समान है। (४) भावस्तुतिसे भक्तके झात्मामें प्रभ्ुका स्थापन होता है। (५) द्रव्यस्तुतिसे 
दूसरे आझात्मा भी पश्रपनेमें प्रभुका स्थापन करते हैं । (६) समयसारकी प्रामाणिक्रताके ३ चिह्न 
निर्देशित है--(क) भ्रनादिनिधन परम्परायत प्राममसे इसका प्राकट्य है। (ख) सकल पदार्थ 
का साक्षात्कार करने वाले प्रश्ुकी दिव्यध्वुनिसे श्रागणम निकला है। (ग) स्वयं अनुभव करने 
वाले श्रुतकेवलियोने इसे बताया है । (७) इस रचनाका प्रयोजन मोह॒विध्वंस है । 

सिद्धान्त--- १) सिद्धदशा कभी भी मिटती नहों । (२) प्रश्ुुस्तवतादिमें आत्मा भ्रपने 
ही ज्ञानफा परिणमन कर रहा है । 

हष्ट-- १- सादिनित्य पर्यायाथिक नय (२६) । २- कारककारकिभेदक सद्भूतव्य- 
वहार (७२) । 

प्रयोग--सिद्ध भगवंतकी श्रभिवन्दनाके समय भपनेमें यह श्राशय हृढ़ करना चाहिये 
(कि मुझे सिद्धभगवान होना है ॥१॥ 











पूर्वे रंग & 
साधारणविद्ृपतास्वभावस-द्भावाध्वाकाशधमधिसंकालपुद्गलेभ्यो भिन्‍नोःत्यंतमनंतद्रव्यसंकरेडपि 
स्वष्ूपादप्रच्यवनात्‌ टंकोत्कीरंचित्स्वभावो जीवों नाम पदाथेंः्स समय:, समयत एकत्वेन 
युगपज्जानाति गछछति चेति निरुक्‍तेः | भ्रयं खलु यदा सकलभावस्वभावभासनसमर्थ विद्यासमु- 
त्पादकविवेकज्योतिरुदूगमनात्समस्तपरद्रव्यात्पच्युत्य हृशिज्ञप्तिस्वभावनियतवृत्तिरूपास्मतत्त्वैक- 
त्वगतत्वेन बतेते तंदा दश्शनज्ञानचारित्रस्थितत्वात्स्वमेकत्वेन युगपज्जाननु गच्छंश्व स्वसमय 


वचत कर्मविशेषण । तं--तत्‌ शब्दका पुल्लिगमे द्वितीया विभक्तिका एकवचन । हि-अव्यय । च-अध्यय । 
परसमयं--ट्वितीया विभक्तिका एक्वचन, कर्मकारक । 

प्रथम गाथामें समयके प्राभुत कहनेकी प्रतिज्ञा की थी वहाँ यह जिज्ञासा हुईं कि समय 
बया है, इसलिये प्रथम हो समयका स्वरूप कहते हैं--हे भव्य, जो [जीवः] जीव [ चरित्र- 
दर्शनज्ञानस्थित:] दर्शन, ज्ञान प्रौर चारिश्रमे स्थित हो रहा है [तं] उसे [हि] निश्चयसे 
[स्वसमयं | स्वसमय [जानीहि] जानो । [चर] भ्रौर जो जीव [पुद्गलकमंप्रदेशस्थितं | पुद- 
गलकमंके प्रदेशोमे स्थित है [तं] उसे [प्रसमयं | परसमय [ जानीहि | जानो । 

तात्पयें--स्वभावमे स्थित जीव स्वसमय है। परभावमें स्थित जीव परसमय है। 
स्वसमय व परसमय दोनों भ्रवस्थावोंमें ग्यापक प्रत्यागात्मा समय है। 

टोकार्थ--जों यह जोव नामक पदाथे है वह ही समय है । क्योकि समय शब्दका ऐसा 
प्रथं है-- सम्‌' तो उपसर्ग भर 'प्रय गता” धातु है. उसका गमन भ्रर्थ भी है तथा ज्ञान प्र्थ 
भी है, सम” का भ्र्थं एक साथ है । इसलिए एक कालमें ही जानना श्रौर परिणमन करना 
ये दो क्रियायें जिसमें हो वह समय है । यह जीव पदार्थ एक कालमें ही परिणमन करता है 
प्रोर जानता भी है इसलिए यही समय है । इस तरह दो क्रियायें एक कालमे होती है । वह 
समय नामक जीव नित्य ही परिणमन स्वभावमें रहनेसे उत्पाद व्यय श्रौव्यकी एकतारूप-अ्रनु 
भूति लक्षण वाली सत्तासे युक्त है । वह चेतन्यस्वरूपी होनेसे नित्य उद्योतरूप निर्मल दर्शन- 
ज्ञान-ज्योतिस्वरूप है--चैतन्यका परिणमन दर्शनज्ञानस्वरूप है । भ्रनंत धर्मोमें रहने वाला जो 
एक धर्मी उससे उसका द्रब्यत्व प्रकट हुआ है, क्योंकि श्रनतधर्मोंकी एकता हो द्रव्यत्व है । 
क्रमरूप और अ्रक्रमरूप प्रवृत्त हुए जो अ्रनेक भाव उस स्वभावसे युक्त होनेसे उसने गुणपर्यायों 
को अंगीकार किया है। पर्याय तो क्रमवर्ती हैं श्रौर गुण सहवर्ती होते है श्रौर सहवर्तीको 
प्रक्रमबर्ती भी कहते हैं । अपने भौर भ्रन्य द्वव्योंके प्राकारके प्रकाशन करनेमें समर्थ होनेसे 
उसने समस्त रूपको भलकाने वाली एकरूपता पा लो है श्रर्थात्‌ जिसमें प्रनेक वस्तुप्रोंका प्राकार 
भलकता है, ऐसे एक ज्ञानके ग्राकाररूप है। पृथक्‌-पृथक्‌ जो अवगाहन, गति, स्थिति भ्रौर 
बतेताकी हेतुता तथा रूपित्व (द्रव्योके गुण) के अभावसे और असाधारण चेतन्यरूप स्वभाव 
के संद्भाबसे--प्राकाश, धर्म, अधमे, काल और पुद्गल-इन पांच द्वव्योंसे भिन्‍न है, वह अनंत 


१० समयसार' 


इति। यदा त्वनाद्यविद्याकंदलीमूलकंदायमानमोहानुवृत्तितंत्रत॒या हशिश्ञप्तिस्वभावनियतवृत्तिरूपा- 
दात्मतत्वात्रच्युत्य परद्रव्यप्रत्ययमोहरागद्देषादिभावकत्वगतत्वेन वर्तते तदा पुद्गलकमंप्रदेश- 
स्थितत्वात्परमेकत्वेन युगपज्जानन्‌ गच्छंश्त परसमय इति प्रतीयते । एवं किल समयस्य द्वैविध्य- 
मुद्धावति ॥ २॥ 


मनन» “>लमकानके माने >फननेन->न्‍भ- 9४३५3 ६-9... न्‍-न हम जी पक हट, मर अल जी तल ओके मे 


प्रन्य द्रव्योंसे भ्रत्यन्त एकक्षेत्रावगाहरूप होनेपर भी अपने स्वरूपसे न छूटनेसे टंकोत्कीरों 
चैतन्यस्वभावरूप है, ऐसा जीव नामक पदार्थ समय है। जब यह सब पदार्थोके स्वभावके 
प्रकाशनेमें समर्थ ऐसे केवलज्ञानको उत्पन्त करने वाली भेदन्नानज्योतिके उदय होनेसे सब 
परद्रव्योसे पुथक्‌ होकर दर्शन-ज्ञानमें निश्चित प्रवृत्तिरूप झ्ात्मतत्त्वसे एकत्वरूप होकर प्रवृत्ति 
करता है, तब दर्शन-ज्ञान-चा रित्रमें स्थिर होनेसे श्रपने स्वरूपको एकत्वरूपसे एक कालमें 
जानता तथा परिणमन करता हुप्ना स्वसमय कहलाता है । और जब यह झनादि श्रविद्यारूप 
मूल वाले कंदके समान मोहके उदयके भ्रनुसार प्रवृत्तिकी श्राधीनतासे दर्शन-ज्ञान स्वभावमें 
निश्चित वृत्तिरूप श्रात्मस्वरूपसे छूट परद्रव्यके निमित्तसे उत्पन्त मोह, रागद्वेषादि भावोंमें एक 
रूप हो प्रवृत्त होता है, तब पौद्गलिक कार्मण प्रदेशोंमें स्थित होनेसे परद्रव्यको अ्पनेसे अभिन्न, 
एक कालमें जानता है तथा रागादिखू्प परिणमन करता है, श्रतः परसमय ऐसी प्रतीति होती 
है । इस तरह इस जीव नामक पदार्थके स्वसमय भर परसमय--ऐसे दो भेद प्रकट होते है । 
भावार्थ---जीव नामक वस्तुकों पदार्थ कहा है । वह इस प्रकार है कि पद तो 'जीव' 
ऐसे अक्षर समृह रूप है श्रौर इस पदसे जो द्रव्यपर्यायरूप भ्रनेकांतस्वरूप निश्चित किया जाय, 
वह उसका ्रर्थे है। ऐसा पदार्थ उत्पाद-व्यय-प्रोव्यमयी सत्ता स्वरूप है। दर्शनज्ञानमय चेत- 
नास्व॒रूप है, भ्रनन्तधमेस्वष्ूप द्रव्य है (प्रौर जो द्रव्य है, वह वस्तु है, गुण-पर्यायवान्‌ है) वह 
स्व-परप्रकाशक ज्ञान प्रनेकाकाररूप एक है, आ्राकाशादिकसे भिन्न श्रसाधारण चं॑तन्यगुरणास्वरूप 
है भौर यद्यपि यह प्रन्य द्रव्योंसे एक क्षेत्रावगाहुरूप स्थित है तो भी अपने स्वरूपको नही 
छोडता । ऐसा जीव नामक पदा्थे समय है। वह जब श्रपने स्वभावमें स्थित होता है, तब तो 
स्वसमय है भौर जब पौद्गलिक कर्मप्रदेशोंमें स्थित होता हुप्रा परस्वभाव -- रागद्वेष-मोह-स्व- 
रूप परिशामन करता है तब परसमय है । ऐसे इस जीबके द्विविधता श्राती है। 
प्रसड्धविवरण--समयसारके परिभाषणमें पहिले समयसार शब्दका वाच्य बताना 
चाहिये । सो समयसार शब्द द्वारा बाच्य अनादि प्रनन्त अहेतुक चैतन्यस्वरूपको एकदम कैसे 
| समभाया जा सकता है सो पर्यायमुखेन पहिले समय याने श्रात्माको, स्वसमय व परसमयके 
' लक्षणकों बताया गया है ताकि प्रासानीसे यह बात समझी जा सके कि जो स्वसमय व पर- 
समयमें रहने वाला एकस्वरूप है वह समय है। 
तथ्यप्रकाश--( १) उत्पादव्ययश्रौव्ययुक्त होनेसे जीव सत्‌ है, पदार्थ है, इस कथनसे 





पूर्व॑ रंग ११ 
भ्रयेतद्‌ बाध्यते--- 
एयत्तणिच्छयगथ्नो समश्रो सब्वत्थ सु दरों लोए। 


बंधकहा एयत्ते तेण विसंवादिणी होई ॥३॥ 

सुन्दर शिव सत्य यहां, एक स्वरूपी विशुद्ध चित्‌ तस्‍्वस्‌ । 

किन्तु भृषा बन्धकथा, झात्मव्िसंवादकारिणी बनती ।॥।३॥ 
एकत्वनिश्चयगतः समय: सर्वत्र सुन्दरों लोके। बधकर्थकत्वे तेन विसंवादिनी भवति ॥३॥ 
समयशब्देनात्र सामान्येन स्व एवार्थोडइभिधीयते । समयत एकीभावेन स्वगुणपर्यायान्‌ 
ग़च्छतोति निरुक्‍ते: । ततः स्ंत्रापि धर्मात्र्मकाशकालपुद्गलजीवद्रव्यात्मनि लोके ये यावंत:ः 
केचना प्यर्थास्ते सर्व एवं स्वकोयद्रव्यांतमंग्नानंतस्वधर्मचक्रचुम्बिनोपि परस्परमचुम्बिनोउत्यंतप्रत्या 
सत्तावषि नित्यमेव स्वरूपादपतंतः पररूपेणापरिणमनादविनष्टानंतव्यक्तित्वाटुल्लोत्कीर्णा इब 





प्रकृतिशब्द-- एकत्व, निश्चय, गत, समय, सबब, सुन्दर, लोक, बन्ध, कथा, तद्‌ विसवादिनी । 
मूलधातु-- चित्र चयन, गम्लू गतौ, बन्ध बन्धने, वद सदेशवचने | पदविबरण--एकत्वनिश्चयगत.-प्रथमा 
एकवरचन, कतू विशेषण । समय -कर्ता । सर्वेत्र-अव्यय । सुदर -प्रथमा एकवचन | लोके-सप्तमी एकबचन । 











नज-जिि-+-नजजजनल >नचतनानन + अननलनननियययननन पता जता लखलला। बल्‍जननन बननननाभ++-मममननन 


नास्तिकवाद निराकृत हुआ । (२) जीव उत्पादव्यय वाला भी है, इस अंशसे सांख्यादिका 
ग्रपरिणामवाद निराक्ृत हुम्ना । (३) जीव श्रोव्ययुक्त भी है, इस श्रंशसे क्षरणिककान्त निरा- 
कृत हुम्ना । (४) जीव दर्शनज्ञानस्वरूप है, न कि सांख्यादिसम्मत जैसा ज्ञानशुन्य । (५) जीव 
अनन्तधर्मा है, न कि क्षणिकवादसम्मत निरंश स्वलक्षणमात्र । (६) जीव गुरपर्यायवान है, 
न कि सांख्यादिसम्मत जैसा निगुण । (७) जोव विश्वरूपैकरूप है, इससे पराप्रकाशकवाद व 
पस्वसवेदवादका निराकरण हुम्रा । (८) जीव पुदुगलादिसे भिन्न है इस कथनसे मात्र बाह्य 
बस्तुका ही सत्त्व माननेकी मान्यताका निरास हुआ । (६) निरुपाधिस्वभावमें उपयुक्त जोव 
स्वसमय है । (१०) झऔपाधिक भावोंमें उपयुक्त जीव परसमय है । 

सिद्धान्त--(१) जीव उत्पादव्ययप्रौव्ययुक्त है । (२) जीव अ्नन्तधर्मा है । (३) जीव 
गुणपर्यायवान है। (४) निरुपाधिस्वभावोपयोगी स्वसमय है । (५) श्रौोपाधिकभावोपयोगी पर- 
समय है। 

हेष्टि-- १- उत्पादव्ययसापेक्ष श्रशुद्ध द्रब्याथिकनय (२५) । २- भेदकल्पनासापेक्ष 
प्रशुद्ध द्रव्याधिकनय (२६) । ३- प्रन्वयद्रव्याथिकनय (२७) । ४- शुद्धनिश्वयनय (४६) । 
५- प्रशुद्धनेश्ववनय (४७)। 

प्रयोग--परसमयको कष्टमय व अपविन्न जानकर परसमयतासे उपेक्षा करना और 
स्वसमयको झानन्दमय व पविन्न जानकर स्वसमयताकी प्राप्तिके श्राधारभूत समयसार सहज 
परमात्मतत्त्वकी उपासना करता भ्रर्थात्‌ स्वभावमें स्वतत्त्वका अनुभव करना ॥२॥ 


१२ समयसार 


तिष्ठंतः समस्तविष्द्धाविरुद्धकार्यहेतुतया शश्वदेव विश्वमनुग्ृह्नन्तो नियतमेकत्वनिश्चयगतत्वेनैंव 
सौन्दर्यमापथ्चंते प्रकारान्तरेण सर्वंसंकरादिदोषापत्ते:। एवमेकत्वे सर्वार्धानां प्रतिष्ठिते सति 


री आपस न की 3 रा 3.38 पल मजा 33 मम की. मा मल कक 


बन्धकथा--कर्ताकारक प्रथमा एकबचन । एकल्वे-सप्तमी० एकबचन | तेन-तृतीया एकवचन। विसं« 
बादिनी-प्रथमा एकदचन कतूं विद्येण। भवति-तक्रिया । 





भ्रब यह द्वेविध्य बाधित किया जाता है भर्थात्‌ समयको द्वेबिधना ठीक नहीं है, क्योकि 

बह बाधासहित है । वास्तवमें समयका एकत्व होना ही प्रयोजनोय है । समयके एकत्वसे ही 
यह जीव शोभा पा सकता है [एकत्वनिश्डययगतः | एकत्वके निश्चयको प्राप्त [समयः | समय 
[सर्वश्रलोके | सब लोकमें [सुंदरः | सुंदर है [तेन| इसलिए [एकत्वे] एकत्वमें [बंधकथा | 
दूसरेके साथ बंधकी कथा [विसम्बादिनी |] विसम्वाद कराने वाली |मवति| है। 

तात्पयं--बन्धनमें संकट हैं, सहजशुद्ध प्रन्तस्तत्त्वमें पवित्रता व शान्ति है । 

टीकार्थ--यहां समय शब्दसे सामान्यतया सभी पदार्थ कहे जाते है, क्योंकि समय 
शब्दका श्रक्षरार्थ ऐसा है कि 'समयते'” भ्रर्थात्‌ एकीभावसे अपने गुणपर्यायोंको प्राप्त हुआ जो 
परिणमन करे, वह समय है। इसलिए सब ही धम्म, ग्रधम, आकाश, काल, पुदूगल और 
जीवद्रव्य स्वरूप लोकमें जो कुछ पदार्थ हैं, वे सभी यद्यपि अपने द्रव्थमें अंतर्मग्स हुए अपने 
ग्रनन्त धर्मोका स्पर्श करते हैं तो भी परस्परमें एक दूसरेका स्पर्श नहीं करते श्रोर अ्रत्यन्त 
निकट एक क्षेत्रावगाहरूप स्थित हैं तो भी सदाकाल निश्चयसे अपने स्वरूपसे च्युत नहीं होते 
तथा समस्त विरुद्ध कार्य और शभ्रविरुद्ध कार्यमें हेतुपनासे सदा विश्वका उपकार करते है, 
परन्तु निश्चयसे एकत्वके निश्चयको प्राप्ष होनेसे हो सुन्दरता पाते हैं, क्योंकि जो अन्य प्रकार 
हो जाये तो संकर व्यतिकर पश्रादि सभी दोष उसमें भ्रा जावे । इस तरह सब पदार्थोका भिन्न 
भिन्‍न एकत्व सिद्ध होनेपर जोव नामक समयको बंधकी कथासे विसंवादकी भ्रापत्ति होती है । 
क्योंकि बंधकथाका मूल पुदूगल कमेके प्रदेशोंमें स्थित होना जिसका मूल है, ऐसी परसमयतासे 
पैदा हुई परसमय स्वसमयरूप द्विविधता जोवके आती है । ग्रतः समयका एकत्व होना ही 
सुसिद्ध होता है । 

भावथ--निश्चयसे सब पदार्थ श्रपने अपने स्त्रभावमें ठहरते हुए शोभा पाते हैं । 
परन्तु जीव नामक पदार्थंकी भ्रनादिकालसे पुदूगल कर्मके साथ बंध प्रवस्था है, उससे इस जीव 
में विसंवाद खड़ा होता है, इसलिए शोभा नही पाता । श्रतः एकत्व होना ही भ्रच्छा है, उसी 
से यह जीव शोभा पा सकता है । 

प्रसंगविवरश्--अनन्तरपूर्वकी गराथामें स्‍्व्समय झौर परसमय ऐसे दो प्रकार बताये 
गये हैं, किन्तु यह भात्मबस्तुका सहजभाव नहीं है। सहज चैतन्यस्वभावके परिचयकी सुगमता 


पूर्वे रंग १३ 
जोवाह्यस्थ समयस्य बंधकथाया एवं विसंवादापत्तिः । कुतस्तन्मूलपुद्गलकरमं प्रदेशस्थितत्वमूल- 
परसमयोत्पादितमेतस्य हैविध्यं । भ्रतः समयस्यैकत्वमेवावतिष्ठुते ॥३॥। 


के लिये ही स्वसमय परसमयका निर्देश किया गया है । पवित्रता व हित सहज चेतन्यस्वभाव 
के भ्राश्रयसे ही है। प्रतः द्विविधताके उपयोगसे हटकर निज सहज एकत्वमें श्राना श्रावश्यक 
ही है सो इस एकत्वकों बढ़ानेके लिये इस गाथाका अवतार हुआ है । 

तथ्यप्रकाश-- १-एक ही क्षेत्रमें लोकमें श्रनेक पदार्थ हैं प्रथवा बद्ध प्रदार्थ हैं तो भी 
सब केवल अपने अपने स्वरूपमें ही तन्मय हैं, समस्त परसे भिन्‍न हैं। २-कोई भी पदार्थ 
किसी भी पररूपसे नहीं परिणमता इसी कारण सबकी प्रपनी भ्रपनी सत्ता कायम है । 
३-झोपाधिक भावोंके भाव व अ्रभावके कारण ग्रात्मवस्तुमें द्विविधता श्राई है, किन्तु श्रात्म- 
स्वरूपमें द्विविधता नहीं है । 

सिद्धान्त---१-निर्मित्तनैमित्तिक योग होनेपर भो वस्तुस्वातंत्र्य अ्रमिट है। २-प्रात्म- 
स्वरूप सहज चेतन्यमात्र एकत्वको प्राप्त है । 

हेष्ट-- १-उपाधिसापेक्ष अशुद्धदरव्याथिकनय (२४), स्वद्रव्यादिग्राहुक द्रव्याधिकनय 
(२५), परद्रव्यादिग्राहुक द्रव्याथिकनय (२९), २-परमशुद्धनिश्वयनय (४४) । 

प्रयोग---पर जीवोकी शोर दृष्टि दें तो इस तरहकी परख बनायें कि सभी जीवोंमें 
एकेन्द्रिय आदि सब श्रवस्थावोंमें श्रन्‍्तः सहजसिद्ध चैतन्यस्वरूप सतत प्रकाशमान है । अ्रपने 
ग्रापपर दृष्टि दे तो समस्त झ्लौपाधिक भावोसे दूर रहनेके स्वभाव वाले सहज चैतन्यस्वरूपमात्र 
ग्रपनेकी निरखें। 

अब यह एकत्व श्रसुलमतारूपसे बताया जाता है-- 

[ सर्व॑स्य श्रपि ] सव ही लोकोके [कासभोगबंधकथा | काम-भोग-विषयक बंधकी 
कथा तो [ श्रुतपरिचितानुभूता | सुननेमें श्रा गई है, परिचयमें भ्रा गई है ओर श्रनुभवमें भी 
ग्रायी हुई है इसलिए सुलभ है । [तवरि] किन्तु केवल [बथिभक्तस्य] पर व परभावसे भिन्‍नत 
(एकत्वस्थ उपलंभः | आझ्रात्माके एकत्वका लाभ, उसको कभी न सुना, न परिचयमें श्राया ग्रौर 
न अ्रनुभवमें ग्राया इसलिए [न सुलभः | सुलभ नहीं है । 

तात्पर्य--प्रात्माका हितमय एकत्वस्वरूप ही सुना जावे, परिचित किया जावे पनु- 
भवा जावे ताकि यह एकत्व सुलभ हो जाये । 

7 टीकार्थ--यद्यपि इस समस्त जीवलोकको कामभोगविषयक कथा एकत्वके विशुद्ध 
होनेसे अत्यन्त विसम्वाद करने वाली है--आरात्माका ग्रत्यंत बुरा करने वाली है, तो भी वह 
पध्नन्‍्तबार पहले सुननेमें प्राई है, भ्रनन्‍्तबार परिचम्रमें प्राई है और अनन्त बार झनुभवमें भी 


४ समयसार 


तथतदसुलभत्वेन विभाव्यते--- 
सुदपरिचिदाणुभूदा सब्वस्स वि कामभोगबंधकहा । 
एयत्तस्सुवलंभी णवरि ण सुलहो विहत्तस्म ॥४॥ 


जानी सुनी श्रनुमबी, जीवोंने कामसोगबंधकथा । 
इससे विविक्त यह निज, एक स्वभावी न ज्ञात हुश्रा ॥४॥ 
श्रतपरिचितानुभूता सर्वस्थापि कामभोगबंधकथा । एकत्वस्योपलभ. सेवरि न सुलभो विभक्तस्यथ ॥॥४॥ 
इह सकलस्यापि जीवलोकस्य संसारचक्रक्रोडाधिरोपितस्याश्रांतमनंतद्रव्यक्षेत्रकालभव- 
भावपरावत्तें: समुपक्रांतआआरंतेरेकच्छत्री क्तविश्वतया महता मोहग्रहेणा गोरिव वाह्ममानस्य प्रस- 
भीज्ज भिततृष्णातंकत्वेन व्यक्तांतर्माथस्योत्तम्योत्तम्य मगतृष्णायमानं विषयग्राममपरन्धानस्य 
परस्परमाचाय॑त्वमाचरतो5नंतशः श्रुत॒पूर्वानंतश: परिचितपूर्वानंतशो5नुभूतपूर्वा चैकत्वविरुद्धत्व 


नल क-.++त3अफन्‍न नमन >मन--+- 


ह॒ भ्रकृतिशबद--क्षुता, परिचिता, अनुभ्ूता, सब, अपि, काम, भोग बन्ध, कथा, एकत्व, उपलम्भ 
नवरि, ने, सुलभ, विभक्त | मूलधातु--श्र्‌ श्रृवर्ण, चित चेतने, भर सत्ताया, कमि कामनाया, भ्रुज्‌ भोगे 
डुलभष्‌ प्राप्तो। पदक्षिचरण--अुतपरिचितानुभुता-प्रथमा एकबचन, स्त्रीलिज्। स्वस्य-पप्ठी एक- 








भ्रा चुकी है । यह जीवलोक संसाररूपी चक्रके मध्यमें स्थित है, जो निरन्तर अनन्त बार 
द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव व भावरूप परावतन करनेसे अ्मण करता रहता है, समस्त लोछूकों 
एकछत्र राज्यसे वश करने वाले बलवान मोहरूपी पिशाचसे बैलकी भाँति जोता जाता है, वेग 
से बढ़ी हुई तृष्णारूपी रोगके संतापसे जिसके अन्तरंगमें क्षोभ भ्रौर पीड़ा हुई है, मृगकी तृष्णा 
के समान आन्त-संत्पत होकर इन्द्रियोंके विषयोंकी श्रोर दोड़ता है। इतना ही नही, परस्पर 
प्राचायंत्व भी करता है भ्रर्थात्‌ दूसरेको भी कहकर अंगीकार कराता है । इसलिए काम-भोग 
को कथा तो सबको सुलभ है । परंतु मिर्मेल भेदविज्ञानरूपी प्रकाशसे स्पष्ट दिखाई देने वाला 
भिन्न आत्माका जो एकत्व है, वह यद्यपि सदा प्रकट रूपसे अंतरंगमें प्रकाशमान है, तो भी 
वह कषायोके साथ एकरूप सरीखा हो रहा है, इसलिए उसका अत्यंत तिरोभाव हो रहा है -- 
प्राच्छादित है। इस कारण शअ्रपनेमें अभ्नात्मज्ञता होनेसे, न श्रपनेको स्वयं भी जाना और दूसरे 
ग्रात्माके जानने वालोंको संगति सेवा भी नहीं की, इसलिए वह एकत्व ने कभी सुननेमे 
ग्राया, न परिचयमें प्राया और न कभी अ्रनुभवमे ही आया । इस कारण भिन्न आत्माके 
एकत्वकी सुलभता नही है। 

भावाथ--इस लोकमें सभी जीव संसाररूप चक्रपर चढ़े पाँच परावर्तनरूप अमण 
करते हैं । वहाँपर मोहकर्मके उदयरूप पिशाचसे जोते जाते हैं, इसी कारणसे विषयोंकी तृष्णा 
रूप दाहसे पीड़ित होते हैं । उसमें भी उस दाहुकी शान्तिका उपाय इबन्द्रियोंके रूपादि बिषयों 





पूर्व रंग श्र 
नात्यंतविसंवादिन्यपि कामभोगानुबद्धा कथा । इदं तु नित्यव्यक्ततयांत:प्रकाशमानमपि कषाय- 
घक्रेण सहैकीक़ि यमाणत्वादत्यंततिरोभूत॑ सत्स्वस्यानात्मश्तया परेषामात्मज्ञानामनुपासनाज्च 
न कदाचिदपि श्रुतपुर्वे न कदाचिदपि परिचितपूुर्व ने कदाचिदष्यनुभूतपूर्व व निर्मेलविवेकालो- 
कविविक्‍तं केवलमेकत्वं '। श्रत एकत्वस्य न सुलभत्वम ॥४॥। 


हि. 2 की जी वी 


बचन | अपि-अव्यय । कामभोगबंधकथा-प्रथमा एकवचन कर्ता। एकत्वस्य-पष्ठी एकवचन । उपलभ .- 
प्र० ए० । नवरि-अव्यय । न-+अव्यय । सुलभः-प्र ० 7० कठू विशेषण । विभक्तस्य-षष्ठी विभक्ति एक० । 





को जानकर उनकी श्र दौड़ते हैं। भर परस्परमें भी विषयोंका ही उपदेश करते है । इस- 
लिये काम (विषयोंकी इच्छा) तथा भोग (उनका भोगना) इन दोनोंकी कथा तो प्रनन्त बार 
सुनी, परिचय और प्रनुभवमें शभ्राई, इस कारण सुलभ है। किन्तु सब परद्रव्योंसे भिन्‍न 
चैतन्यचमत्कारस्वरूप अपने प्रात्माकी कथाका न तो स्वयमेव कभी ज्ञान हुम्ना और जिनके 
हुमा, उनकी न कभी सेवा को, इसलिए इसकी कथा न कभी सुनी, और न वह कभी परि- 
चय और भ्रनुभवमें ही आई । इस कारण आत्माके एकत्वका पाना सुलभ नही है, दुर्लभ है। 

प्रसंगविवरणश--जिस समयसारका, श्रात्माके एकत्वका लक्ष्य रखना है वह दुर्लभ | 
क्यों रहा यह बताना इस कारण श्रावश्यक है ताकि एकत्वकों श्रोमल कराने वाले अपराधको | 
मेटा जावे । इस उद्द श्यसे इयर गाथाका श्रवतार हुम्रा है । 

तथ्यप्रकाश--(१) यह मोहो सारे विश्वपर एकछत्र राज्य चाहता है, इस कारण 
कोल्हके बैलकी तरह विकल्प बोमोंको ढोता फिरता है । (२) इच्छाबोंके वेगसे तृष्णा उठनेके 
कारण इस जीवको अन्तरमे दुःख प्रकट हो रहा है । शा जीव तृष्णामहारोगसे पीड़ित 
होनेसे विषयसाधनोकी हापटा मारकर पकड़े हुए है। (४) विकल्‍प द्वारा कपायके साथ श्रपने 
एकत्वको मिला देनेसे मोहोको एकत्वका ज्ञान अ्रसुलभ है। 

सिद्धान्त--( १) जीवलोकमें संसारो अज्ञानी जीवोंका संग्रह होता है । (२) यह जीव 
तृष्णाकी वेदना न सही जानेसे विषयसाधनोंकों रोकता है। 

दृष्टि--१- अंशुद्ध भ्रपरसग्रहनय नामक द्रव्याथिकनय (८)। २- परकतु त्वव्यव- 
हार (१२६) । 

प्रयोग--कामभोगबन्धकी दशा कष्टकारिणी है इस कारण पश्च इन्द्रियके विषयोंसे 
हंटनेके लिए झ्ानन्दनिधान सहज प्रन्तस्तत्त्वको चर्चा सुनने व इस एकत्वकों अभ्रनुभबनेके लिये' 
यह प्रयत्न हो--ज्ञानसे ज्ञानमें ज्ञान हो हो । इस प्रभ्याससे निज सहज एकत्वस्वहूपकी सुल-! 
भता हो जावेगो ॥४॥। 

इस हो कारण भव भिन्न आत्माका एकत्व दिखलाया जाता है-- [तं] उस [एक- 
त्वविभवतं | एकत्वविभक्त प्रात्माकों |झहं) मैं . [| झ्रात्मन:] भात्माके [स्बविभवेत] निज 


१६ समयसार 


श्रत एवतदुपदर्श्यंते-- रु 
त॑ एयत्तविहत्तं दाएहं अप्पणो सविहवेणश । 
जदि दाएज्ज पमाणं चुविकिज्ज छल॑ ण पेत्तव्वं ॥४॥ 


श्रात्मविभवके हारा, उस एकत्वविभक्तको लखाऊं। 

यवि लख जावे मानो, न लखे तो दोष सत गहना ॥५॥। 
तमेकत्वविभकत दर्णयेहमात्मन. स्वविभवेन। यदि दर्शयेयं प्रमाण स्खलेय छल न गुह्दीतव्यम ॥॥४॥। 
इह किल सकलोड्धासिस्थात्पदमुद्रितशब्दब्रह्मोपासनजन्मा समस्तविपक्षक्षोदक्षमातिनि- 
स्तुषयुवत्यवलंबनजन्मा निर्मेलविज्ञानघनांतनिमग्नपरापरगुरुप्रसादीकृतशुद्धात्मतत्वानशासनजन्मा 


प्रकृतिदाब्द--तत्‌, एकत्वविभक्त, आत्मन्‌, स्व, विभव, यदि, प्रमाण, छल, त। मूलधातु--वि- 
भ्रज विश्वाणने । हृशिर अवलोकने। वि-भू सत्ताया। प्र-मा माने। स्खल सचलने। गह ग्रहण । 
वैभव द्वारा [दर्शये] दिखलाता हूं, [यदि] जो मैं [दर्शयेयं] दिखलाऊँ तो उसे [ प्रमारां | 
प्रमाण (स्वीकार) करना [स्खलेयं ] भौर जो कहीपर चूक जाऊँ तो [छल] छल [न] नही 
[गहीतव्यस्‌ | ग्रहण करना । 

तात्परयं--श्राचायंदेव श्रपने वैभवसे एकत्वविभक्त अन्तस्तत््वकोी बता रहे है उसे भक्ति 

से सुनना व ग्रहण करना चाहिये । 
टीकार्थ--आचायें कहते हैं कि जो कुछ मेरे झ्रात्माका निज वैभव है उस सबसे मै 
इस एकत्वविभक्त शआत्माको दिखलानेके लिये उद्यत हुप्ना हूं | मेरे श्रात्माके निन वैभवका 
जन्म, इस लोकमें प्रकट समस्त वस्तुश्नोंकी प्रकाश करने वाला और स्थात्‌ पदसे चिह्नित शब्द 
ब्रह्म-प्ररहंतके परमागमकी उपासनासे हुमा है। (यहाँ 'स्थात्‌” इस पदका तो कथ॑ंचित्‌ प्र्थ है 
प्र्थात्‌ किसी प्रकारसे कहता शोर सामान्यधर्मसे वचनगोचर सब घर्मोका नाम श्राता है तथा 
वचनके भ्रगोचर जो कोई विशेष घम्म हैं उनका अनुमान कराता है। इस तरह वह सब 
वस्तुप्रोका प्रकाशक है। इस कारण सर्वव्यापी कहा जाता है भर इसोसे अरहंतके परमागमको 
शब्दब्रह्म कहते हैं । उसको उपासनाके द्वारा मेरा ज्ञान वेभव उत्पन्न हुआ है) तथा जिसका 
जन्म समस्त विपक्ष--पअ्रन्यवादियों द्वारा ग्रहण किये गये सर्वथा एकांतरूप नयपक्षके निराकरण 
में समर्थ ग्रतिमिस्तुष (सुस्पष्ट) निर्बाधयुक्तिके भ्रवलंबनसे है; निर्मल विज्ञानघन प्रात्मामें अंत- 
निमग्न परमगुरु सर्वज्ञ देव, प्रपरगुरु गणघरादिकसे लेकर हमारे गुरुपयंतके प्रसादसे प्राप्त हुए 
शुद्धात्मतत्त्वके प्रनुग्रहपूवंक उपदेशसे जिसका जन्म है; निरन्तर भरते हुए भश्रास्वादमें प्राये 
शोर सुन्दर आ्रानन्दसे मिले हुए प्रचुर ज्ञानस्वरूप झ्रात्माके स्वसम्वेदससे जिसका जन्म है, ऐसा 
जो कुछ मेरे ज्ञानका वेभव है, उस समत्त वैभवसे उस एकऋत्वविभक्त प्रात्माका स्वरूप दिख- 


पूर्व रंग १७ 
प्रनवरतस्यंदिसुन्दरानन्दमुद्रितामंदसं विदात्मकस्वसंवेदन जन्मा च यः कश्चनापि ममात्मनः स्वो- 
विभवस्तेन समस्तेनाप्ययं तमेकत्वविभक्तमात्मानं दर्शयेहमिति बद्धव्यवसायोस्सि । किंतु यदि 
दर्शयेयं तदा स्वयमेव स्वानुभवप्रत्यक्षेण परीक्ष्य प्रमाणीक्तंव्यं | यदि तु स्खलेयं तदा तु न 
छुलग्रहणजागरूकभंवितव्यम ।॥।५॥। 


पदविवरण--त-हितीया एकबचन । एकत्वविभवृत-द्वि० ए०। दर्शये-णिजन्त लू लकार उत्तम पुरुष 


एकवचन । अह-प्रथमा ए० । स्वविभवेन-तृ० ए० । यदि-अव्यय । दर्शयेयं-लिड लकार उत्तम पुरुष एक- 
वचन । प्रमाणं-प्र० ए० । स्खलेयं-लिडः लकार उत्तम० एक० | छल-प्र० ए० । गृहीतव्यम्‌ू-प्रथमा एक- 
वचन, क्रिया ।॥॥५॥ 


लाता हूं । यदि दिखला दूं तो स्वयमेव अपने भ्रनुभव प्रत्यक्षसे परीक्षा करके प्रमाण करना, 


यदि चूक जाऊँ तो छल (दोष) ग्रहण करनेमें जागरूक नहीं रहना । 

भावार्थे--श्राताये ग्रागमका पअ्रध्ययन, युक्तिका ग्रवलम्बन, पशपर गृएका उपदेश 
पाना और स्वसंवेदन--इन चार उपायोंसे उत्पन्न हुए श्रपने ज्ञानके वैभवसे एकत्वविभक्त शुद्ध 
प्र/त्माका स्वरूप दिखलाते है । उसे सुनकर हे श्रोतां्ों, अपने स्वसम्वेदन प्रत्यक्षसे प्रमाण 


करना, कही सभभमें न श्रावे तो छल न मानना । श्रात्मस्वरूपके जाननेंका ग्रमोघ... उपाय . 


श्रनुभव है, इसीसे शुद्ध रवरूपका निश्चय करना । 
प्रसंगविवरण--श्रात्माका एकत्व लोगोंको ग्रसुलभ है यह बात श्रनन्तर पूर्व गाथामें 
कही गई थी । सो एकत्वका लाभ असुलभ तो है, किन्तु भ्रत्यावश्यक है। एकत्वके लाभ 


बिना मोक्षमार्ग मिलता ही नही है, इसी कारण आराचार्यदेव उस एकत्वको दिखानेका इस 


गाथामें संकल्प कर रहे है झ्लोर लोगोंको एकत्व समभनेकी उमंग दिला रहे है । 
तथ्यप्रकाश--( १) ग्रन्थकार आ्राचायंदेवने श्रागम शास्त्रोका विपुल अध्ययन मनन 
किया था। (२) दर्शनशास्त्रके प्रकाण्ड विद्वान होनेसे निस्तुष युक्तियोंसे तत््वसिद्धिकी ग्रन्थ- 
कारमें पूर्ण क्षमता थी। (३) ज्ञाननिधान पर अपर गुरुकी विनय सेवाके प्रसादसे ग्रन्थकारको 
शुद्धात्मतत््वका प्रनुशासन मिल था । (४) श्राचार्यदेवने स्वयं स्वसंवेदन प्राप्त किया था। 
(५) महोपदेश सुननेपर भी श्रोता अ्रपने प्रनुभवप्रत्यक्षसे परीक्षा करके प्रमाण किया 
करता है । 
सिद्धानत--( १) स्वानुभवप्रत्यक्षसे प्रमाण माननेकी बात सही होनेपर भी स्वपरो- 
पग्रहका व्यवहार (कथन) चलता ही है उसका उद्दं श्य निमित्त व प्रयोजनकों दिखाना मात्र 
| 
हृष्ट--१- असंश्लिष्ट स्वजात्युपजरित ग्रसदूभूतव्यवहार (१२४) । 


श्द समयसार 
फो5सो शुद्ध झ्ात्मेति चेतृ-- 
ण॒वि होदि अपमत्तो णो पमत्तो जाणओ दु जो भावों । 
एवं भणंति सुद्ध णाओों जो सोउ सो चेव ॥६॥ 
नहिं रागी न विरागी, केवल चेतन्यमात्र ज्ञायक यह । 
निर्माम शुद्ध वह जो, ज्ञात हुआ वह बहो शाश्वत ॥॥६॥। 
नापि भवत्यप्रमत्तो न प्रमत्तो ज्ञायकस्तु यो भाव, । एवं भणति शुद्ध ज्ञातो यःस तु स चैव ॥६॥ 
यो हि नाम स्वतः सिद्धत्वेनानादिरनंतो नित्योद्योतो विशदज्योतिरज्ञायक एकोी भावः 
स संसारावस्थायामनादिबंधपर्यायनिरूपणया क्षीरोदकवत्कमंपुदूगलः सममेकत्वेषि द्र॒व्यस्वभाव- 
निरूपणया दुरंतकपायचक्रोदयबैचितव्यवर्शेन प्रवत्तमानानां पुण्यपापनिवत्तंकानामुपात्तवेश्वछ- 
प्याणां शुभाशुमभावानां स्वभावेनापरिणमनात्प्रमत्तो5प्रमत्तश्च न भवत्येष एवाशेषद्रव्यांतर- 


नामसंश--ण, वि, अप्पमत्त, ण, पमत्त, जाणअ, दु, ज, भाव, एव, सुद्ध, णाअ, ज, त, उ, त, चेव | 
धातुसंज्ञ--हो सत्ताया, भण कथने। प्रकृतिशब्द--न, अपि, अप्रमत्त, न, ज्ञायक, तु, यत्‌, भाव, एवं, शुद्ध, 
ज्ञात, यत्‌, तत्‌, तु, ततू, च, एव । मूलधातु--मदी मोहने, ज्ञा अवबोधने, भू सत्ताया, रुध थोचे, भण वाचि । 
पदविवरण--त-अव्यय, अपि-अव्यय । भवति-लट्‌ प्रथम पुरुष एकवचन | अप्रमत्त'-प्रथमा एक०। न- 





प्रयोग--प्रागम ग्रभ्यास, दाशंनिक बोध, सविनय गुरुसेवा और तत्त्वमननकी प्रति- 
/ दिन साधना करते हुए सत्याग्रह (स्वभावदृष्टि) व अ्रसहयोग (परभावोसे उपेक्षा) से अपने में 

अपने सहजस्वरूपके भ्रनुभवनेका पौरुष करना ॥५॥। 

ग्रव ऐसा शुद्ध आ्रात्मा कौन है कि जिसका स्वरूप जानना चाहिये ? ऐसे प्रश्तका 
उत्तररूप गाथा सूत्र कहते हैं--[तु यः| श्रहो जो [ज्ञाए्क:ः सावः | ज्ञायक भाव है वह 
[अ्रप्रमत्त: श्रषि | प्रप्रमत्त भी [न] नहीं है और [न प्रमत्त:] न प्रमत्त ही है [एवं] इस 
तरह [शुद्ध ] उसे शुद्ध [भरंति] कहते है [च यः| ओर जो [ज्ञातः] ज्ञायक रुपसे ज्ञात 
हुआ [सः] वह [स एवं तु] वही है, श्रन्य कोई नहीं । 

तात्पयं--प्रन्तस्तच्ख॒ स्वसम्वेद्य सहज_प्रतिभासस्व॒रूप है । 

टोकार्थ--जों एक ज्ञायक भाव है, वह अपने आपसे ही सिद्ध होनेसे (किसीसे उत्पन्न 
नही होनेसे) प्रनादिसत्तारूप है और कभी विनाशको प्राप्त न होनेस ग्रनन्त है, नित्य उद्योत 
रूप है, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। वह संसारकी श्रवस्थामें श्रनादिबंधपर्यायकी निरूपणा 
(अपेक्षा) से दूध जलकी तरह कमंरूप पुदुगलद्रव्य सहित होनेपर' भी द्रव्यके स्वभावकी पपेश्ना 
से देखा जाय, तब तो जिसका मिटना कठिन है, ऐसे कषायोंके उदयकी विचित्रतासे प्रवृत्त 


पूर्व रंग १६ 
भावेभ्यो भिन्नत्वेनोपास्यमानः शुद्ध इत्यभिलप्येत । न चास्य जेयनिष्ठत्वेन ज्ञायकत्वप्रसिद्धे 


दाह्मनिष्कनिष्ठदहनस्पेवाशुद्धत्वं यत्तो हि. तस्यामवस्थायां ज्ञायकत्वेन यो ज्ञात: स स्वरूपप्रका- 
शनदशायां प्रदीपस्थेव करत कमंगोरनन्यत्वात्‌ क्षयक एवं ॥६॥ 











अव्यय । प्रमत्त:-प्रथमा एक० । ज्ञायक:-प्र० ए०' तु-अव्यय । यः-प्र ० एक० । भाव-प्र० एक० । एवं-- 
अव्यय । भणंति--लट्-अन्यपुरुष बहुवबचन । शुद्ध-द्वितीया एक०। ज्ञात:-प्र० ए०। य.-प्र० ए० । स:- 
प्र० ए० । तुल्‍अव्यय | स--प्र० ए० । च-अव्यय । एव-अव्यय ॥॥६॥ 


अनेक +८ 7२० मत ली ३ डील डा अ जल 232 


हुए पुण्य-पापके उत्पन्न करने वाले समस्त ग्रनेकरूप शुभ अशुभ भावके स्वभावसे परिणमन 
नही करता (ज्ञायकभावसे जड भावरूप नहीं होता)। इसलिए वह ज्ञायकभाव प्रमत्त भी नहीं 
है ग्रौर श्रप्रमत्त भी नही है | यहो समस्त श्रन्य द्रव्योके भावोसे भिन्न रूपमें सेवित हुम्रा 
शुद्ध! ऐसा कहा जाता है। श्ौर ज्ञेयाकार होनेसे इसका ज्ञायकत्व प्रसिद्ध है तथा दाहने योग्य 
दाह्म इंधनमें रहने वाली अ्रग्निकी तरह ज्ञेयनिष्ठताक़े कारगा ज्ञायकपना प्रसिद्ध होनेसे उस शेय 
के द्वारा की हुई भी इस भ्रात्माके ग्रशुद्धता नही है, क्योंकि ज्ञेयाकार श्रवस्थामें भी ज्ञायकभाव 
द्वारा जाना गया जो श्रपना ज्ञायकत्व, वहो स्वरूप प्रकाशनकी (जाननेकी) ग्रवस्थामें भी 
ज्ञायकरूप ही है ज्ञेयरूप नहीं हुआ । क्योंकि अभेद विवक्षासे कर्ता तो स्वयं ज्ञायक और कर्म 
जिसको जाना याने अ्रपना आप ये दोनों एक स्वयं ही है, श्रन्य नहीं है। जैसे दीपक घट- 
पटादिको प्रकाशित करता है, उनके प्रकाशनेकी अवस्थामें भी दीपक ही है, बही भ्रपनी ज्योति 
रूए लौ के प्रकाशनेकी अ्वस्थामे भी दीपक ही है, कुछ दूसरा नही है । 

भावार्थं--प्रशुद्धता परद्रव्यके संयोगसे ग्राती है। वहाँ भी कोई द्रव्य भ्रन्य द्॒व्यरूप 
नहीं होता, कुछ परद्रव्यके निमित्तसे श्रवस्था मलिन हो जाती है | सो द्रव्यहृश्सि तो द्रव्य जो 
है वह ही है श्रीर उसको ग्रवस्था पुदूगल करके निमित्तसे मलिन है, वह पर्याय है। उसकी 
दृष्टिसे देखा जाय तब मलिन ही दीखता है। श्रौर द्रव्यहश्सि देखा जाय, तब ज्ञायकत्व तो 
ज्ञायकत्व हो है, कुछ जडत्व नहीं हुआ, यह तथ्य द्रव्यहृष्टिकोी प्रधानतासे निरखिये । जो प्रमत्त 
अप्रमत्तका भेद है, वह तो परद्रव्यके संगोगवियोगजनित पर्याय है । यह शुद्धता द्रव्यहृश्टिमें 
गौरण है, द्रव्यहृष्टि शुद्ध है, इसलिये प्रात्मा ज्ञायक है, इस कारण उसे प्रमत्त व श्रप्रमत्त नहीं 
कहा जाता । 'ज्ञायक” ऐसा नाम भी यद्यपि ज्ञेयके जाननेसे कहा जाता है, क्योंकि ज्ञेयका 
प्रतिबिम्ब जब भलकता है तब वैसा ही प्रनुभवमें ग्राता है, सो यह भी अशुद्धता इसके नहीं 
कही जा सकती, क्योंकि वहाँ ज्ञेयाकारसद॒श ज्ञान ज्ञानमें प्रतिभासित हुआ, ऐसा अपना भ्रपने 
से अभेदरूप भ्रनुभव हुआ तब उस जाननेरूप क्रियाका कर्ता स्वयं ही है श्रोर जिसको जाना 
सो कर्म भी स्वयं ही है । ऐसे एक ज्ञायकत्व मात्र श्राप शुद्ध है--यह शुद्धभयका विषय है। 





२० समयसार 


वर्शनज्ञानचारित्रवस्वेनास्थाशुद्धत्वसिति चेतृ-- 
ववहारंगुवदिस्सह णाणिस्स चरित्त दंसणं णाणं। 
ग॒वि णाणं ण चरित्त श दंसणं जाणगो सुद्धों ॥७॥ 
चारित्र ज्ञान दर्शन, ज्ञायकके सुब्ययहारनय कहता । 
शुद्धन्य शुद्ध लखता, नहिं दर्शन श्रादि भेद बहां ॥७॥॥ 
व्यवहारेणोपदिश्यते ज्ञानिनश्चरित्र दर्शन ज्ञानम्‌ । नापि ज्ञानं न चरित्र न दशन ज्ञायक. शुद्ध: ॥७॥। 

ग्रास्तां तावद्‌ बंधप्रत्ययात्‌ ज्ञायकस्याशुद्धत्वं, दर्शनज्ञानचारिश्राण्येब न विद्यंते; यतो- 

ह्नंतधमंण्येकस्मिन्‌ धर्मिण्यनिष्णातस्यांतेवासिजनस्य तदबबोधविधायिभिः कैश्चिद्धमेंस्तमनुशा- 
नामसंज्ञ--ववहार, णाणि, चरित्त, दंसण, णाण, णवि, णाण, ण, चरित्त, ण, दसण, जाणग, सुद्ध । 

धातुसंज्ञ-- उव-दिस प्रेक्षणे दाने च, दंस दर्शेनाया, जाण अवबोधने, सुज्भ नै्मल्ये । प्रकृतिशब्द--व्यवहार, 
ज्ञानितू, चरित्र, दर्शन, ज्ञान, न, अपि, ज्ञान, न चरित्र, न, दर्शन ज्ञायक, शुद्ध ।/ मुलधातु--हर हरण । 
भेदरूप तथ्य ग्रशुद्ध द्रव्याधिकनयके विषय है । शुद्ध द्रव्यकी दृषश्टिमें यह भी पर्यायाथिक ही है 
इसलिये व्यवहारनय ही है--ऐसा ग्राशय जानना । जिनमतका कथन स्याद्वादरूप है, इससे 
शुद्धता और प्रशुद्धता दोनों वस्तुके धर्म जानना। अ्रशुद्धनयकोी स्वंथा असत्याथ ही न 
समभना । जो वस्तुधर्म है, वह वस्तुका सत्त्व है, वह प्रयोजनवश ही हुआ भेद है । निविकल्प 
समाधि पानेके लिये शुद्धनयका प्रधान उपदेश है । अशुद्धनयको ब्रसत्याथें कहनेसे ऐसा नही 
समभना कि यह वस्तुधर्म सवंथा ही नही, श्राकाशके फूलकी तरह असत्‌ है। ऐसे स्ंधा 
एकान्त समभनेसे मिथ्यात्व आता है । इसलिये स्याद्वादका शरण लेकर शुद्धनयका झ्ञालंबन 
करना चाहिये, स्वरूपकी प्राप्ति होनेके पश्चात्‌ शुद्धभयक्रा भो अवलंबन नहीं रहता । 

प्रसंगविवरणा-- प्रनंतर पूर्व गाथामे प्रतिज्ञापन किया था कि उस एकत्वको मैं दिखा- 
ऊंगा सो इस गाथामे उसी एकत्वकी चर्चा की गई है । 

तथ्यप्रकाश--(१) यह ज्ञायकभाव (श्रात्माका सहज एकत्व स्वरूप) स्वतःसिद्ध भ्रना- 
दिनिधन है । (२) यह ज्ञायकमाव नित्य अ्रंतः प्रकाशमान है| (३) यह ज्ञायकभाव स्पष्ट 
प्रतिभासस्वरूप है। (४) संसारावस्थामें शुभ अशुभ भाव प्रत्तिफलित होनेपर भी यह उन 
भावों हूप स्वभावसे नहीं परिणमता है । (५) समरत पर व परभावोसे भिन्न यह ज्ञायक है 
यही इसको शुद्धता है। (६) भ्रन्तरज्ध ज्ेयाकार होनेपर भी ज्ञेय पदार्थोसि इस ज्ञायकका कुछ 
सम्बन्ध नही, अं कारकपना नहीं, विन्तु ज्लायक ही अपनेमें अपने ज्ञानकर्मूप परिणमता 


रहता है । (७ भेद किया जाजेके कऋाररण गूरोका निरखना भी भ्रशुद्ध दव्याथिकनय है। 








पूर्व रंग २१ 


सता सूरीणां घर्मंधघमिणां स्वभावतो&्भेदेषि व्यपदेशतो भेदमुत्पाद्य व्यवहारमात्रेंजैव ज्ञानिनां 
दर्शन ज्ञानं चारित्रभित्युपदेश:। परमार्थतस्त्वेकद्रव्यनिष्पीतानं तपर्यायतयैक॑ किड्विन्मिलिता- 
स्वादमभेदमरेकस्वभाव मनुभवरां न दर्शनं न ज्ञानं न चारित्रं ज्ञायक एवैक: शुद्ध: ॥७॥ 








ही और 0 322 पल आजकल ७ छत 3 223 मकर कल 


दिद्य देशने । पदविवरण--व्यवहारेण-तृतीया विभक्ति एकबचन, करणकारक | उपदिद्यते-कर्मवाच्य- 
क्रिया, लटूुलकार अन्य पुरष एकबचन। ज्ञानिन:-षष्ठी एक०। चरित्रं-प्र० ए०। दर्शनं-प्र० एक० । 
ज्ञानं-प्र० एक० न-अव्यय । अपि--अव्यय । ज्ञानं-प्र० एक० । न--अव्यय । चरित्रं-प्र० ए० | न-अव्यय । 
दर्शन--प्र ० एक० । ज्ञायक.-प्र० एक० । शुद्ध--प्थमा विभक्ति एकबचन |।७॥ 





सिद्धांत-- (१) 'भरात्मा शुभ भ्रशुभ भावोंरूप स्वभावसे नहीं परिणमता । (२ समस्त 
परपदार्थ व परपदार्थोका निर्मित्त पाकर होने वाले विकार (परभाव) इनसे भिन्न है यह 
आात्मस्वरूप, यही इसकी द्रव्यशुद्धि है। (३) ग्रात्मा अपनेमें ग्रपनी वृत्तिको करता रहता है । 
हृष्टि-- १-उपाधिनिरपेक्ष शुद्ध द्रव्याथिकनम (२१) । २-१रमभावग्राहुक द्वव्याथिक- 

ये (३०) । ३-कारककारकिभेदक सदृभूतव्यवहारनय (७३) । 


प्रयोग--पर्यायतः शुभ अशुभ भावोंरूप परिणति हो वहाँ भी पर्यायकी बातकों गोण | 
करके द्रव्यहृष्टिकी मुख्यतासे अ्पनेको अपनेमें सहज ज्ञानज्योतिमात्र ग्रनुभव करना ॥६8॥ 

प्रश्त-- क्या श्रात्माके दर्शन, ज्ञान और चारित्र--इन तीन भावोंसे ग्रशुद्धता श्रा 
सकती है ? उत्तर-- [ज्ञानिनः | ज्ञानीके [चरिन्नं दर्शन ज्ञानं ] चारित्र, दर्शन, ज्ञान--ये 
तीन भाव [व्यवहारेण | व्यवहार द्वारा [उपदिश्यते] कहे जाते हैं। निश्चयनयसे [ज्ञान श्रषि 
न] ज्ञान भी नही है । [चरित्र न] चारित्र भी नही है शोर [दर्शन न| दर्शन भो नही है। 
ज्ञानी तो एक [ज्ञायकः | ज्ञायक ही है, इसलिये [शुद्धः] शुद्ध कहा गया है । 

तात्पर्य --सहजसिद्ध ज्ञायक श्रात्माका पअ्ननुभवपूर्ण परिचय अभेददृष्टिसे ही हो पाता 
है, क्योकि आत्मा ग्रभेदरूप है । 

टीकार्थ--इस ज्ञायक श्रात्माके बंधपर्यायके निमित्तसे अशुद्धता तो दूर ही रही, इसके 
दर्शन-ज्ञान-चा रित्र भी नही है । क्योकि निश्चयनयसे श्रनन्तधर्मा जो एक धर्मी वस्तु, उसको 
जिसने नहीं जाना, ऐसे निकटवर्ती शिष्य जनको उस अ्रनंतधमंस्वरूप घर्मीके बतलाने वाले 
स्वगत कितने ही घर्मो ढवारा शिष्य जनोंको उपदेश करते हुए श्राचार्योका ऐसा कथन है कि 
धर्म और धर्मीका यद्यपि स्वभावसे अभेद है तो भी नामसे भेद होनेके कारण व्यवहारमात्रसे 
ज्ञानीके दशंन है, ज्ञान है, चारित्र है। परन्तु परमार्थसे देखा जाय तो एक द्रव्यके द्वारा पिये 
गए ग्रनन्त पर्यायक्री रूपतासे एकमेक मिले हुए अ्भेदस्वभाव वस्तुकों श्रनुभव करने वाले 


२२ संमयसार 


तहि परमार्थ एबंको वक्तव्य इति चेतु-- 
जह एवि सक्‍कमणज्जो ग्रएज्जभासं विणा उ णहेउं । 
तह ववहारेण विणा परमत्थुवएसणुमसक्क ॥८॥ 
तो भी श्रनाय॑ जेसे, प्रनायंभाषा बिना नहीं समभे । 
व्यवहार बिना प्राणी, परमार्थोपदेश नहिं समभे ॥८॥। 
यथा नापि शक्योथ्नायोनायंभाषा विना तु ग्राहयितुमु । तथा व्यवहारेण विना परमार्थोपदेशनमशक्यम्‌ । 
यथा खलु म्लेच्छः स्वस्तीत्यभिहिते सति तथाविधवाच्यवाचकसंबंधावबोधबहिष्कृत- 
त्वान्न किचदपि प्रतिपद्यमानों मेष इवानिमेषोन्मेषितचल्षुः प्रेक्षत एवं । यदा तु स एवं तदेत- 
द्भाषासंबंधकार्थज्ञेनान्येन तेनेव वा म्लेच्छभाषां समुपादाय स्वस्तिपदस्थाविनाशों भवतो भव- 
त्वित्यभिधेयं प्रतिपाद्यती तदा सद्य एवोद्यदमंदानंदमयाश्र्‌ ऋलज्मलल्लोचनपान्नस्तत्प्रतिपद्चत 





असक्क । धातुसंज्ञ-+सक्‍क सामथ्यें, गाह स्थापनाग्रहणप्रवेसेसु । प्रकृतिशब्द--यथा न, अपि, शक्य, 
अनार्य, अनायभाषा, विना, तु, तथा, व्यवहार, विना, परमार्थोपदेशन अशक्य । मूलधातु--शकक्‍्लू--सम्थे, 
पंडित पुरुषोंकी दृष्टिमे द्शंन भी नहीं, ज्ञान भी नहीं और चारित्र भी नही, किन्तु एकमात्र 
शुद्ध ज्ञायक भाव ही है । 

भावार्थ--इस शुद्ध ग्रात्माके कर्मबंधके निमित्तसे ग्रशुद्धता ग्राती है, यह बात तो दूर 
ही रहे, इसके तो दर्शन, ज्ञान, चारित्रका भी भेद नहीं है । फिर भी व्यवहारी जन धर्मोको ही 
समभते है, धर्मीको नही जानते, इसलिये वस्तुके कुछ असाधारण घर्मोको उपदेशमे लेकर 
प्रभेदरूप वस्तुमें भी धर्मोकिे नामरूप भेदकों उत्पन्न करके ऐसा उपदेश करते है कि ज्ञानीके 
दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है। अ्भेदमें भेद करनेसे इसको व्यवहार कहा गया है । परमार्थसे 
विचारा जाय तो प्रनन्त पर्यायोको एक द्रव्य अभेदरूप पिये हुए बैठा है, इस कारण भेद नहीं 
है । यद्यपि पर्याय भी द्रव्यका ही भेद है, श्रवस्तु नहीं है, तथापि यहां द्रव्यहृष्टसिसि अ्भेदको 
प्रधान मानकर उपदेश है । अभेददृश्मि भेदको गोण करनेसे ही प्रभेद भअ्रच्छी तरह ज्ञात हो 
सकता है, इस कारण भेदको गौण करके व्यवहार कहा है। तात्परय यह है कि भेददृश्टिमें 
निबिकत्प दशा नहीं होती श्र सरागीके जब तक रागादिंक दूर नहीं होते, तब तक विकल्प 
बना रहता है । इस कारणा भेदकों गौण करके अभेदरूप निविकल्प प्रनुभव कराया गया है। 
बोतराग होनेके बाद तो भेदाभेदरूप वस्तुका ज्ञाता हो जाता है वहाँ नयका अवलम्बन ही 
नही रहता । 


पूर्व रंग २३ 
एवं । तथा किल लोकोप्पात्मेत्यभिहिते सति यथावस्थितात्मस्वरूपपरिज्ञानबहिष्कृतत्वान्न कि- 
चिदपि प्रतिपद्यमानो मेष इवानिमेषोन्मेषितचनक्षु: प्रक्षत एव । यदा तु स एवं व्यवहारपरमार्थ- 
पथप्रस्थापितसम्यग्बोधमहारथधरथिनान्येन तेनैव वा व्यवहारपथमास्थाय दर्शनज्ञानचारित्राण्यत्त- 
शक्तु योग्य: शक्‍्य: त॑ । उप-दिश् देशने | पदविबरण--यथा--अव्यय | न--अव्यय । अपि--अव्यय । शक्तु 
योग्य: शक्‍्य “प्रथमा विभक्ति एकबचन । अनाये--नत आये इति अनाय: प्र० ए०। अनायभाष।--अनायस्य 














प्रसंगविवरण--अनन्तर पूर्व गाथामें शुद्ध आत्माका बेन किया गया था श्रौर 
बताया गया था कि वह श्रभेद ज्ञायकमात्र है वह प्रमत्त व अप्रमत्त भो नही है, वहां कोई 
भेद ही नहीं है । इसपर यह शंका उठना प्रासंगिक है कि आात्मामें ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र 
है या प्रात्मा ज्ञानदर्शनचारित्र वाला है इतनी भेदरूप अशुद्धता तो होतो हो है । इसके उत्तर 
में इस गाथाका भ्वतार हुआ्ना है । 

तथ्यप्रकाश-- (१) भ्रात्मस्वरूपमें बन्धप्रत्ययक अशुद्धता नही । (२) शआत्मस्वरूपमें 
बस्तुतः गुणभेद नहीं । (३) शअभेद श्रात्मवस्तुका परिचय करानेके लिये भेदविधिसे वर्णन 
करनेका व्यवहार आवश्यक हो जाता है | (४) परमार्थतः श्रभेद एकस्वभाव_ अन्तस्तत्त्वका _. 
भ्रनुभव करने वालोके तो मात्र शुद्ध ज्ञायक्आब्र हो -है-+ । 
... सिद्धान्त--(१) आत्मस्वरूप अ्रविकार है। (२) पग्रात्मस्वरूप एक अ्भेद है। | 
(३) ग्रात्मस्वरूपके ज्ञापनके लिये भेदविधिका व्यवहार है 

हृष्टि--- १- प्रखण्ड परमशुद्ध निश्चयनय (४४) 
कल्पनासापेक्ष अशुद्धद्वव्याथिक प्रतिपादकव्यवहार (५२) 

प्रयोग--प्रपने ग्रापके ध्यानमें ज्ञान दर्शन आदि गुणोंका चिन्तन न करके मात्र ज्ञान- / 


लनिनान- लिन क न क्‍ननिभिनिन+ननान 


स्वरूपको ही ज्ञानमे लेना ॥७॥। 

भरेदव्यवहार है तो एक परमार्थका ही उपदेश करना चाहिए ? उसके उत्तरमें गाथा 
सूत्र कहते हैं--[यथा ] ज॑से [प्रनार्य: | म्लेच्छ पुरुष [अनायंमाषां बिना तु] म्लेच्छ भाषाके 
बिना तो [ग्राहयितु ] वस्तुस्वरूप ग्रहण कराये जानेको [प्रपि न शक्यः] शक्‍य नही है 
[तथा] उसी तरह [व्यवहारेश बिना] व्यवहारके बिना [परमार्थोपदेशनं ] परमाथैका उप- 
देश करना भी [अशक्‍्यम्‌] शकय समर्थ नहों है । 

तात्पयें---उपदेश व स्वाध्यायसे तत्त्व सुनकर यह भीतर मनन करना है कि यह सब 
प्रतिपादन अभेद चैतन्यस्वरूपकी समभके लिये है । ' 

टीकार्थ--जैसे कोई म्लेच्छ किसी ब्राह्मणके द्वारा स्वस्ति हो” ऐसा शब्द कहे 
जानेपर उस प्रकारके उस शब्दके वाच्यवाचकसम्बंबके ज्ञानसे शुन्य होनेसे उसका अर्थ कुछ भी 





- शुद्धनय (४६) । ३- भेद- 


श४ संमयसार 


तीत्यात्मेत्यात्मपदस्याभिधेयं प्रतिपाद्यते तदा सच्य एवोददमंदानंदान्तःसुन्द रबंधुरबोधतरंगस्त- 
त्प्रतिपद्यत एवं । एवं स्लेच्छस्थानी यत्वाज्जगतो व्मवहारनयो5पि म्लेच्छभाषास्थानोयत्वेस पर- 
मार्थप्रतिपादकत्वादुपत्यसनीयो5थ च ब्राह्मणों न स्लेच्छितव्य इति वचनादृव्यवहारनयों नानु- 
स्तव्यः ॥५॥। 

भाषा अनाय॑भाषा तां । विना-अव्यय । तु-अव्यय । ग्राहयितु-गृहृनस्तं प्रेरयितु । 'तथा--अव्यय । व्यवहा- 
रेण-तृ० ए० । विना--अव्यय । परमार्थोपदेदनं-प्र ० ए० । अशक्य--शक्‍त योग्यम्‌ शबय, न शक्‍यं इति 
अशक्यम्‌--प्रथमा एकवक्‍्चन )|८॥ 





नीली नली... अनननीननीननी अननननत नषनी ननत-+ विनािज-नरन-++3++०»०«>न-े 


न समभता हुम्ना ब्राह्मणके सामने मेढ़ेकी तरह टकटकी लगाकर देखता हो रहा कि इसने क्या 
कहा है ? तब उस ब्राह्मणकी भाषा तथा म्लेच्छुकी भाषा--इन दोनोंका श्र्थ जानने वाले 
झन्य किसी पुरुषने उसे म्लेच्छ भाषामें समझाया कि 'स्वस्ति! णब्दका अर्थ है 'तेरा कल्याण 
हो ।” उस समय उत्पन्न हुए अत्यन्त आनन्‍्दके श्रांसुप्रोंते उस म्लेच्छुके नेत्र भर भ्राये, इस 
तरह वह म्लेच्छ उस 'स्वस्ति'! शब्दका अ्रथं समझ ही लेता है । उसो तरह व्यवहारी जन भी 
ग्रात्मा' ऐसा शब्द कहे जानेपर यथावस्थित आत्मस्वरूपके ज्ञानसे रहित होनेके कारण कुछ भी 
नहों समभता हुआ मेंढेकी तरह टकटकी लगाकर देखता ही रहता है। और जब कोई व्यव- 
हार परमार्थ मार्गपर सम्यग्ज्ञान रूप महारथकों चलाने वाले सारथीके समान आचार्य या भ्रन्य 
कोई विद्वानु व्यवहारमार्गको वतेकर 'दशंन ज्ञान चारित्र रूप जो सदा परिणमन करे, वह 
प्रात्मा है! ऐसा गात्मा शब्दका श्र कहता है तब उत्ती समय उत्पन्न हुए श्रत्यंत प्रानन्द 
बाले हृदयमें सुन्दर ज्ञानहूप तरंगोंसे प्रमुदित वह उस ओआत्मशब्दका श्रथ्थ अच्छी तरह 
सममभ जाता है । इस प्रकार यहाँ जगतके स्लेच्छस्थानीयपना होनेसे झौर व्यवहारनयके 
म्लेच्छ भाषाके तुल्य होनेसे व्यवहार परमार्थंका कहने वाला होनेसे उपदेश करने योग्य है । 
शभौर क्षाह्मणराकों म्लेच्छित ग्राचरण करना योग्य नहो है, इस वचनसे निश्चय करे कि व्यव- 
हारनय परमाथ्थंदर्शीके ग्नुसरण करते योग्य नहीं है । 

भावार्थ--शुद्धनयका विषय अभेद एकरहूप वस्तु है, इस तथ्यको लोक जानते नही, 
किन्तु भ्रशुद्धनथको ही जानते हैं, क्योंकि इसका विषय भेदरूप प्रनेक प्रकार है, इसलिये व्यत्व- 
हारके द्वारा हो शुद्धनयरूप परमार्थवो समझ सकते हैं । इस कारण व्यवहारनयका परमार्थो- 
पदेशक होनेसे उपदेश किया जाता है। सो व्यवहारोपदेशमें झ्राचाय॑ व्यवहारका आलंबन नहीं 
कराते हैं, किन्तु व्यवहारका आालंबन छुड़ाकर परमार्थमें पहुंचाते हैं । 

प्रसंगविवरण--अ्रनन्तरपूर्व गाथामें बताया गया था कि ज्ञानीके (आ्रात्माके) ज्ञान है, 
दर्शन है, चारित्र है यह उपदेश व्यवहारसे ही है, परमार्थसे तो वह शुद्ध ज्ञायक हो है। इस 


पूर्वे रंग २५ 
कर व्यवहारस्यप परमार्थ प्रतिपादकत्वमिति चेत्‌ -- 
ज़ो हि हे जि डक अप्पाणमिणं तु केवल सुद्ध । 
ते सुयकेवलिमिसिणों भणंति लोयपईबयरा ॥६॥ 
जो सुयणाणं सब्बं जाण्‌ह सुयकेवर्लि तमाहु जिणा। 
णाणं अपा सब्बं जहा सुयकेवली तहा। ॥१०॥ (जुम्मं) 
जो श्रुतवेदित केवल, शुद्ध निजात्मा हि जानता होथे । 
ज्ञानी ऋषिवर उसको, निश्चयश्रुतकेवली कहते ॥१६।॥। 
जो सब श्रुतको जाते, उसको श्रुतकेबलो प्रकट कहते । 
क्योंकि सकल श्रतका जो, ज्ञान है सो श्रात्मा ही है ॥१०॥॥ 
यो हि श्रुतेनाभिगच्छति आत्मानमिमं तु केवल शुद्धम्‌ । त॑ं श्रुतकेवलिनमृषयों भणति लोकप्रदीपकरा: ॥६॥ 
यः श्रतज्ञानं सर्व जानाति श्रुतकेवलिन तमाहुजिना:। ज्ञानमात्मा सर्व यस्माच्छरुतकेवली तस्मात्‌ ॥१०॥॥ 
यः श्रुतेन केवल शुद्धमात्मानं जानाति स श्रुतकेवलोति तावत्परमार्थो यः श्रुतज्ञानं सव॑ 
जानाति स श्रुतकेवलीति तु व्यवहार: । तदतन्न स्वंमेव तावत्‌ ज्ञानं निरूप्यमाणं किमात्मा 
किमनात्मा ? न तावदनात्मा समस्तस्याप्यनात्मनश्वेतनेतपरपदार्थपंचतयस्य ज्ञानतादात्म्यानु- 
पपत्तेः । ततो गत्यंतराभावात्‌ ज्ञानमात्मेत्यायात्यत: श्रुतज्ञानमप्यात्मीव स्थात्‌ । एवं सति ये 


.._ जनामसंज्ञ-ज, हि, सुय, अप्प, इस, तु, केवल, सुद्ध, त, सुयकेवलि, इसि, लोयप्पईवयर, ज, सुय- 
णाण, सव्व, सुयकेवलि, त, जिण, णाण, अप्प, सव्ब, जे, सुयकेवलि, त। धातुसंज्ञ-अभि-गच्छ गतौ, 
भण व्यक्ताया वांचि, जाण अवबोधने | प्रकृतिशब्द--यत्‌, हि, श्रुत, आत्मन्‌, इदम्‌, तु, केवल, शुद्ध, तत्‌, 
श्रुतकेवलिनू, ऋषि, लोकप्रदीपकर, यत्‌, श्रुतज्ञान, सर्व, श्रुतकेवलिनू, तत्‌, जिन, ज्ञान, आत्मन्‌, सर्व, यत्‌, 
तथ्यके प्रतिपादनपर यह जिज्ञासा होना प्राकृतिक है कि फिर तो व्यवहार कहा ही क्‍यों 
जाता, सिर्फ परमार्थ ही कहा जाना चाहिये । इसके समाधानके लिये इस गाधाका अवतार 
हुआ है । 

तथ्यप्रकाश--(१) भेदविधिसे प्रतिपादनरूपकक व्यवहारके बिना श्रभेद स्वतत्त्वके 
प्रपरिचित जोबोंको यह परमार्थ नही समझाया जा सकता । (२) प्रभेद ज्ञायकस्वरूपसे ग्रप- 
रिचित यह जीव अ्रनादिसे है, भ्रतः व्यवहारनय व ब्यवहार इस जीवका उपकारी है, हस्ता- 
वलम्बन€प है । (३) परमार्थ अन्तस्तत्त्वका दर्शन अनुभव करने वाले पवित्र श्रात्मावोंको 
व्यवहरनय व व्यवहार अनुस्रणीय (प्रयोजनवान) नहीं है । 

सिद्धान्त-- (१) भेदविधिसे सहज तत्त्वका प्रतिपादत श्रनुसरणीय व्यवहार है। 











२६ समयसार 


ग्रात्मानं जानाति स श्रुतकेवलीत्यायाति स तु परमार्थ एवं । एवं ज्ञानज्ञानिनी भेदेन व्यपदि- 
शता व्यवहारेणापि परमार्थमान्रमेव प्रतिपाञ्मते न किचिदप्यतिरिक्तं । ग्रथ च्‌ यः श्रुतेन केवलं 
शुद्धमात्मानं जानाति स श्रुतकेवलीति परमार्थेस्य प्रतिपादयितुमशक्यत्वाद्य: श्रुतज्ञानं सर्व॑ 
जानाति स श्र्‌ तकेवलीति व्यवहारः परमार्थ प्रतिपादकत्वेनात्मानं प्रतिष्ठापयति ॥॥६, १०॥ 
_श्रुतकेवलिन, तत्‌ । मुलधातु--श्रु श्रवणे । अभि-गम्लू गतौ, अत सातत्यगमने ब्रज व्यक्ताणा बाचि, ज्ञा 
अवबोधने । पदविवरण--य -प्रथमा ए० । हि-अव्यय । श्रुतेन-तृ० ए० । अभिगच्छेति-लट्‌ अन्य० एक०। 
आत्मान-द्वि० ए० । इमम-ट्वि० एकवचन । तु--अव्यय । केवलं- द्वि० ए०। शुद्ध-द्वि० ए०। त-द्वितीया 
एक० करमंकारक । श्रुतकेवलिन-द्वितीया एकवचन कमेविशेषण | भणति-लटू बतेमान, अन्य पुरुष बहु० । 


(२) व्यवहार परमार्थके श्रतिबोधका प्रयोजक है। (३) परमभावदर्शी पुरुषोकों व्यवहारनय व 
व्यवहार अ्नुसरणीय नही होता । 
हृष्टि--- १- अनुपचरित परमशुद्ध सदृभूतव्यवहार व उपचरित परमशुद्ध सदृभूतव्यव- 
हार (६६पग्र-७०) । २- भेदकल्पनानिरपेक्ष शुद्ध द्रव्य प्रतिपादक व्यवहार (५०) । ३- शुद्ध- 
नय (४६) । 
प्रयोग--हम अपने आत्माकी सहजशक्तियोंसे अपने आ्रात्मस्वरूपका परिचय करके 
शक्तिभेदके विकल्पको त्यागकर अपनेमें विश्राम करें और चिदब्र्यप्रकाशका अनुभव करें ॥५॥ 
ग्रब प्रएत उत्पन्न होता है कि व्यवहारनय परमार्थका प्रतिपादक कैसे है ? उसके 
उत्तरमे गाथा सूत्र कहते है--[यः] जो जीव [हि] निश्चयत: [श्रुतेन] श्रुतज्ञानसे [तु इस] 
इस गनुभवगोचर [केवल शुद्ध | केवल एक शुद्ध [आत्मानं] आत्माको [भ्रभिगच्छति] सम्मुख 
हुआ जानता है [तं] उसे [लोकप्रदोपकराः] लोकको प्रकाश करने वाले [ऋषयः] ऋषीश्वर 
[श्रुतकेवलिनं] श्रुतकेवली [मरणंति] कहते है । [बः] जो जीव [सर्व] सब [श्रुतज्ञानं] श्रुतज्ञान 
को [जानाति] जानता है [तं] उसे [जिना:]| जिनदेव [श्रुतकेवलिनं] श्रुतकेवली [श्राहुः| कहते 
है [यस्मात्‌ | वयोकि [सब ज्ञान] सब ज्ञान [श्रात्मा] श्रात्मा ही है [तस्मात्‌ | इस कारण 
[ श्रुतकेवली | वह श्रुतकेवली है । 
॥ तात्पयं--परमार्थतः आत्मा क्‍या जानता है इसका प्रतिपादन बाह्य ज्ञेयोंके निर्देशसे 
' हो पाता है । 
टीकार्थ--जो श्रुतज्ञानसे केवल शुद्ध आत्माको जानता है वह श्रुतवेबली है, यह तो 
परमार्थ है, और जो सब श्रुतज्ञानको जानता है वह श्रुतकेवली है यह व्यवहार है | अब यहां 
विचारिये कि यहां निहूपणा किया जाने वाला सब ही ज्ञान आत्मा है कि श्रनात्मा ? उनमेंसे 
झनात्मा कहना तो ठीक नही है, क्‍योंकि जड़रूप अनात्मा आाकाशादि पांच द्रव्य है उनका 





पुर्व॑ रंग २७ 
कुतो व्यवहारनयों नानुसर्चतव्य इति चेतु-- 


ववहारो5भूयत्थोी भूयत्यो देसिदों दु संदशओ । 
भूयत्थमस्सिदों खलु सम्माइड्डी हवह जीवो ॥११॥ 


व्यवहार अभूतार्थ रु, भृतायं शुद्धनय कहा गया है । 
भूतार्थ श्राश्नयी ही, सम्यग्दष्टी पुरुष होता ॥११॥ 
व्यवहारो5श्ूतार्थों भूतार्थो दशितस्तु शुद्धनय:। भृतार्थभाश्रित: खलु सम्यग्हष्टिभिवंति जीव: ॥११॥ 
व्यवहारनयो हि सर्व एवाभूताथ्थंत्वादभूतमर्थ प्रद्योतगति । शुद्धनय एक एबं भूतार्थ- 
त्वादू भूतमर्थ प्रद्योतवति | तथाहि-यथा प्रबलपंकसंवलनतिरोहितसहजैकाच्छभावस्य पयसो5नु * 
भवितारः पुरुषा: पंकययसोविवेकमकुवंन्तो बहबो5नच्छमेव तदनुभवति । केचित्तु स्वकरविकोर्णा 
कतकनिपातमात्रोपजनितपंकपयसो विवेकत या स्वपुरुषाकाराविर्भावितसहजैकाच्छभावत्वादच्छमेव 





लोकप्रदीपकरा:-प्रथमा ० एक» कर्ताकारक | य.-प्रथमा एकव्चन स्वनाम कर्ता। श्रतज्नान-द्वितीया० 
एक० कर्म० | सर्व- ६6० ए० कर्मविशेषण । जानाति-लद वर्तमान अन्य पुरुष एकबचन। श्रतकेवलिन- 
द्वि० एकवचन । त-द्वि० ए० कर्म । आहु.-लट्‌ वर्तमान अन्य ० बहुबचन | जिना.-प्रथमा बहु० । ज्ञान-प्र ० 
ए० | आत्मा--प्र ० एक० । सर्व-प्र० ए०। यस्मात्‌ू-पचमी ० एक० । श्रुतकेवली-प्रथमा० एक० कर्ताकारक | 
तस्मात्‌ृ-पंचमी विभक्ति एकवचन ॥॥६-१०॥। 





ज्ञानके साथ तादात्म्य नही है । इसलिए श्रन्य उपायका श्रभाव होनेसे ज्ञान प्रात्मा ही है ऐसा 
तथ्य सिद्ध होता । श्र्‌ तज्ञान भी श्रात्मा ही है ऐसा होनेपर यह सिद्ध हुआ कि जो भ्रात्माको 
जानता है वह श्र तकेवली है श्रौर वही परमार्थ है। इस तरह ज्ञान श्रौर ज्ञानीको भेदसे कहने 
वाले व्यवहारसे भी परमाथ्थमात्र ही कहा जाता है, उससे ग्रधिक कुछ भी नही | अथवा जो 
श्र तज्ञानसे केवल शुद्ध श्रात्माको जानता है वह श्र्‌तकेवली है, इस परमार्थका निश्चयगयके 
द्वारा कहना अ्रशक्‍्य है, इसलिए जो समस्त श्र्‌ तज्ञानकों जानता है, वह श्र्‌ तकेवली है, ऐसा 
बताने वाला व्यवहारनय परमार्थका प्रतिपादक होनेके कारण अपनेको प्रतिष्ठित कराता है । 


भावाथं--जो द्वादशाजभु के जाननरूप परिणत मात्र आत्माकों जानता है, वह श्र्‌ त- 
केवली है यह तो परमार्थंका कथन है श्रोर वही सब द्वादशाद्भ शास्त्रज्ञाको जानता है यह 
कहना व्यवहारकथन है । वस्तुविषयक ज्ञान आत्म। है ऐसा जिसने ज्ञानको जाना उसने श्रात्मा 
को हो जाना यही परमार्थ है । इस प्रकार ज्ञान और ज्ञानीके भेद कहने वाले प्यवहारने भी 
परमार ही कहा, श्रन्य कुछ नही कहा । यहाँ ऐसा है कि परमार्थंथा विषय तो कथंचित्‌ 
वचनगोच र नही भी है; इसलिए व्यवहारनतय ही परमार्थ श्रात्माका प्रतिपादन करता है । 


श्ष समयसार 


तदनुभवंति । तथा प्रबलकमसंवलनतिरोहितसहजकज्ञायकस्यात्मनोइनुभवित[र: पुरुषा आत्म- 
कमंणोविवेकमकुव॑न्तो ध्यवहारविमोहितहृदयाः प्रद्योतमानमाववैश्वरूप्यं तमनुभवंति । भूता्ें- 
दर्शिनस्तु स्वमतिनिपातितशुद्धनयानुबोधमात्रोपजनितात्मकमंविवेकतया स्वपुरुषाकार।विर्भावित- 

नामसंज्ञ--ववहार, अभूयत्य, भूयत्थ, देसिदू, हु, सुदणय, भ्ूयत्थ, अस्सिद, खलु, सम्माइट्ठि जीव । 
घातुसंज्ल--वि-अव हर हरणे, भव सत्तायां, सुज्म नैमेंल्ये, ने प्रापणे, अस्स आश्रयणे, हव सत्तायां, जीव 
प्रणणधारणे, सम्‌अंच पूजाया | प्रकृतिशब्द--व्यवहार, अश्ूता्थ, भ्वृतार्थ, देशित, खलु, शुद्धनय, भ्ृतार्थ, 
आश्रित, खलु, सम्यग्दृष्टि, जीव । मुलधातु--वि-अव-हू हरणे । भू सत्ताया । आ-श्रित्र्‌ सेवायां । पदक्षिय- 








प्रसंगविवरण--प्रनन्तर पूर्व गाथामें कहा गया था कि व्यवहारके बिना परमार्थका 
समभाया जाना अ्रशक्य है, भ्रतः व्यवहार परमार्थका प्रतिपादक है। सो यहाँ उसके विवरण 
की जिज्ञासाका समाघान है कि व्यवहार परमार्थका प्रतिपादक कंसे है ? 

तथ्यप्रकाश--( १) परमार्थेतः आत्मा अपनेको (ज्ञेयाकारपरिणत अ्पनेकी) हो जानता 
है । (२) ४/परमार्थतः ग्रात्मा किसे जानता है यह सीधा कहना अशक्य है सो प्रात्मा जिस 
समय जिस वस्तुके विषयमें जानकारी कर रहा है उस बस्तुको जानता है यो कहकर सममभाया 
जाता है । (३) भ्रन्य दृष्ठान्तसे इस तथ्यकों समर्भ जैसे घटकों जानने वाला आत्मा परमाथभ्ंसे 
क्या जान रहा है ? परमार्थसे वह घटके विषयके ज्ञानरूपसे परिणत मात्र (शुद्ध) प्रपने आत्मा 
को जान रहा है, किन्तु परमार्थंतः वह किसे जान रहा है यह सीधा कहना अशकक्‍प है सो 
बहू घटको जान रहा है यों कहकर समभाया जाता है। (४) परवस्तुको जाननेकी बात कहना 
व्यवहार है शोर उस प्रकारके ज्ञानसे परिणत मात्र (शुद्ध) आत्माको जानना यह परमाथ्थ है। 
(५) इस प्रकरणमें हृशन्त श्र तकेवलीका दिया है जो द्वादशाडर श्र॒तको जानता है वह श्र त- 
केवली परमाथंसे किसको जानता है ? वह परमार्थसे द्वादशांग श्रुतके विषयके ज्ञानसे परिणत 
मात्र (शुद्ध) आत्माकों जानता है, किन्तु परमार्थतः वह किसे जानता यह सीधा कहना प्रशक्‍्य 
है सो वह द्वादशाड्भ श्र तको जानता है यों व्यवहारसे समभझाग्ा जाता है। (६) भ्रन्तह श्सि 
व्यवहार व परमार्थ देखिये--श्र्‌ तकेवली द्वादशाड्रश्रुत ज्ञानको जानता है | यहाँ ज्ञान ज्ञानीका 
भेद किया वह व्यवहार है, भेद न कर ग्आात्मा ही लक्षित हो वह परमार्थ है | (७) ग्रन्तह ष्टि 
का दूसरा दृशान्त--घटज्ञानी व्यवहारसे घटज्ञानकों जानता है, परमार्थतः वहां श्रात्माको 
जानता है । यहां ज्ञान ज्ञानीका भेद किया वह व्यवहार है, भेद त कर वहां भ्रात्मा ही लक्षित 
हो वह परमाथ्थ है । है 

सिद्धान्त-- (१) परमाथ्थतः आत्मा आत्माको जानता है। (२) व्यवहारतः श्रात्मा 
परवस्तुकी जानता है। 


पूर्व रंग २६ 


सहज॑कज्ञायकस्व भावत्वात्‌ प्रद्योतमानैकज्ञायकभावं तमनुभवंति । तदत्र ये भूताधंमाशत्रयंति त 
एवं सम्यक्‌ पश्यंत: सम्य्हृष्टयो भवंति ने पुनरन्ये कतकस्थानोयत्वाच्छुद्धनयस्थातः प्रत्यगात्म- 
दर्शिभिव्यवहारतयों नानसत्तंव्य: । ग्रथ च केषांचित्कदाचित्सोपि प्रयोजनवान | यत:--- 


रण--व्यवहार.-प्रथमा विभक्ति एककक्‍्चन कर्ताकारक, अभूतार्थ - प्रथमा विभक्ति एकवचन कतृं विशेषण 
मृतार्थ -प्रथभा० एक०, देशित:- प्रथमा एकबचन कृदन्त क्रिय,, खलु-अव्यय, शुद्धनय:--प्रथमा० एक०, 
भूतार्थ-द्वितीया एकवचन, आश्रित -प्रथमा एकवचन, खलु--अव्यय, सम्यर्टृष्टि:-प्रथमा विभक्ति एकवचन, 
भवति--लट्‌ वर्तमान अन्य पुरुष एकवचन, जीव:-प्रथमा विभक्ति एकवचन ।।११॥ 


40 20532 नि जजलन 3५0००: फनी --->हतन++ज फल ललित न ना अंक डक >पन्नन लग जन बपटस 4 (4१० सले तब २०5 


हृष्टि-- !- कारककारक्भिदक सदृभूतव्यवहार (७३) । २- स्वाभाविक उपचरित 
स्वभाव व्यवहार, परकतृ त्व व्यवहार (१०५, १२६) ह 

प्रयोग--व्यवहा रसे श्रपनी स्व कलाये जानकर भ्रन्तह श्सि परमार्थ सहज ज्ञानमात्र | 
अपने झ्रात्माकी अ्नुभवना चाहिये ॥8-१०॥। 

ग्रत्र प्रश्श उठता है कि पहले कहा था कि व्यवहारकोी अंग्रीकार नहीं करना, परन्तु 
जब यह परमार्थका कहने वाला है तो ऐसे व्यवहारको क्‍यों नही अ्रंगीकार करना चाहिये ? 
इसके उत्तरमें गाथासूत्र कहते है--[ व्यवहार: | व्यवहारनय [श्रभृतार्थः] अभता्थ है [तु] 
और [शुद्धरयः | शुद्धनय [भूताथ:| भूतार्थ है ऐसा [दशितः] ऋषीश्वरोंने दिखलाया है । 
[भुतार्थ ] भूतार्थके [गआ्राश्चित:] आश्रयको श्राप्त [जीवः] जीव [खलु] निश्चयत:ः [सम्य- 
रृष्टिः] सम्यग्हष्टि [भवति] है। 

तात्पयें--सहूज स्वयं चिद्ध श्रन्तस्तत्त्व भूतार्थ है, श्रन्य सब ग्रभूतार्थ है |... 

टीकार्थ-- समस्त व्यवहारनय प्रभूताथ॑ होनेसे प्रभूतार्थंकों प्रकट करता है भ्रौर केवल 
शुद्धनय ही भूतार्थ होनेके कारण सहज सत्यभूत ग्र्थंक्रो प्रकट करता है। जैसे धबल कीचड़के 
मिलनेसे जिसका निर्मल स्वभाव आच्छादित हो गया है, ऐसे जलके अनुभव करने वाले बहुत 
से पुरुष तो ऐसे हैं कि जल श्लौर कीचड़का भेद न करके उस मैले जलका ही अनुभव करते 
है भ्रौर कोई पुरुष भ्रपने हाथसे निरमंली औषधि डालकर कर्दभ श्र जलको भिन्‍्त-भिन्‍न करने 
से जिसमें अपना पुरुषाकार दिखलाई दे ऐसे स्वाभाविक निर्मल स्वभावरूप जलको पीनेका 
झनुभव करते हैं। उसी प्रकार प्रबल करके संयोग होनेसे जिसका स्वाभाविक एक ज्ञायकभाव 
प्राच्छादित हो गया है, ऐसे आत्माके श्रनुभव करने वाले पुरुष श्रात्मा श्रौर कमंका भेद न 
करके व्यवहारमें विमोहितचित्त होते हुए, जिसके भावोंका श्रनेकरूपपन। प्रकट है ऐसे प्रशुद्ध 
ग्रात्माका ही भ्रनुभव करते है श्रोर शुद्धनयके देखने वाले जीव श्रपनी बुद्धिसे प्रयुक्त शुद्धनयके 
झनुसार ज्ञानमात्रसे उत्पन्न हुए झ्रात्मा और कर्मकी विवेक-बुद्धिसे भ्रपने पुरुषाकाररूप स्वरूप 


३३० समयसार 


संद्धों सद्घादेसो णायव्वों परमभावदरिसीहि । 
ववहारदेसिदा पुण जे दु अपरमे द्विदा भावे ॥१२॥ 


शुद्ध शुद्धेशक नय--क्ो जानो परमभावदर्शी गण । 
जो श्रपरमभावस्थित, उनको व्यवहारदेशन है ॥॥१२॥। 
शुद्ध' शुद्धादेशों ज्ञातव्य परमभावदशिभि: । व्यवहारदेशिता: पुनर्ये त्वपरमे स्थिता भावे ॥१२॥ 
ये खलु पर्यतपाकोत्तीणजात्यकात्तंस्वरस्थानीयं परम भावमनुभवंति, तेषां प्रथमद्विती 
याद्यनेकपाकपर म्परापच्य मानका त्तेस्वरानुभवस्थानी यपरम भावा नु भवन शुच्यत्वाच्छुद्धद्रव्यादे शित या 


३०-अ०५3-38>-क जना++--- 


नामसंज्ञ- सुद्ध, सुद्धादेस, णायव्व, परमभावदरिसि, ववहारदेसिद, पुण, ज, दु, अपरम, भाव 


से प्रकट हुए स्वाभाविक एक ज्ञायकभावपनेसे जिसमे एक ज्ञायकभाव प्रकाशभान है ऐसे शुद्ध 
प्रात्माका श्रनुभव करते है । इसलिए जो पुरुष शुद्धनयका भ्राश्रय करते हैं वे ही सम्पक ग्रव 
लोकन करते हुए सम्यग्दृष्टि हैं और जो ग्रशुद्धनयका सवंधा आश्रय करते है वे सम्यग्दृष्टि नहीं 
हैं, बयोकि शुद्धनय निर्मली द्रव्यके समान है । इस कारण कर्मसे भिन्‍न झात्माकों जो देखना 
चाहते है उन्हें व्यवद्धारनय अंग्रीकार नहीं करना . चाहिये 4 
भावार्थ--यहाँ व्यवहारनयको प्रभूतार्थ श्रोर शुद्धनयको भूतार्थ कहा है । जो सहज 
प्रस्तित्वमय है उसे भूतार्थ कहते है और जो सहज नहीं है, किन्तु औपाधिक है उसे शअभूतार्थ 
कहते हैं । इसका भ्भिप्राय यह है कि शुद्धभयका विषय सहज अभेद एकाकाररूप नित्य द्रव्य 
है इसकी हृष्टिमें भेद नही दीखता । इसलिये इसकी दृष्टिमें वह अशभूृताथ श्रविद्यमान-असत्यार्थ 
ही कहना चाहिये | यहाँ ऐसा समभिये कि जिनवाणी स्याद्वादरूप है, प्रयोजनके वशसे नयको 
मुख्य गोण करके कहती है | भेदरूप व्यवहारका पक्ष तो प्राणियोंको श्रनादिकालसे है ही श्रौर 
उसका उपदेश भी बहुधा सभी परस्परमें करते है, किन्तु प्रागममें व्यवहारका उपदेश शुद्धनय 
का सहायक जानकर किया है। चूँकि शुद्धनयका पक्ष इस जीवने कभी नहीं ग्रहण किया 
तथा उसका उपदेश भी कही कही है, इसलिये भववंतोंने शुद्धनयके ग्रहणका फल मोक्ष जानकर 
इसीका उपदेश मुख्यतासे दिया है कि शुद्धनय भूतार्थ है, सत्याथे है, इमीका श्राश्रय करनेसे 
सम्यग्दृष्टि हो सकता है, इसके जाने बिना व्यवहारमें जब तक मग्न है तब तक आत्माका ज्ञान 
| अद्धानहूप निश्चयसम्यक्त्व नही हो सकता । 
प्रसड्भविवरणश--शुद्ध ज्ञायकस्वरूप प्रात्मा परमार्थ है उसको समभानेके लिये भेद- 
विधिसे प्रतिपादन करने वाला व्यवहार प्रयोजनवान है, किन्तु परमभावदर्शी पुरुषोंको व्यव- 
हारनय प्रयोजनवान नहीं, अतः व्यवहारनयका अनुसरण नहों करता चांहिये यह प्रसंग इस 





पूर्व रंग ३१ 
समुद्योतितास्खलितैकस्वभावकभाव: शुद्धनय एवोपरितनैकप्रतिवर्णिकास्थानीयत्वात्परिज्ञायमान: 
प्रयोजनवान्‌ । ये तु प्रथमद्वितीयाद्यनेकपाकपरंपरापच्यमानकात्तेस्व रस्थानी यमप रम॑ भावमन भवंति 
ट्विद। घासुसंज--सुज्क नेमंल्ये, दिस प्रेक्षणे, दरिस दर्शनाया, द्रा गतिनिवृत्ती । भ्रकृतिशब्द-जुद्ध, शुद्धा- 





स्थल तक चल रहा है । सो उसी विषयमें यह जिज्ञासा होना प्राकृतिक है कि व्यवहारनयका 
प्रनुसरण क्यों नही करना चाहिये । इसके हो उत्तरमें इस गाथाका श्रवतार हग्रा है । 

तथ्यप्रकाश-- (१) जो सहज शाश्वत सत्‌ (भूत) श्रथं है वह भूतार्थ है । (२) जो 
सहज शाश्वत सत्‌ (भूत) श्रर्थ नही बह भ्रभूता्थ है । (३) प्रभूतार्थ मिथ्या नही, किन्तु सहज्ञ 
शाश्वत स्वभाव ग्रनुभूगमान होनेपर अभूतार्थ मिथ्या है । (४) उपाधिसंसग, बन्धन, क्षरिक 
6) विकार, गुणभेद, कारककारकिभेद, गुणगुणिभेद, उपचार--ये सब प्रभूतार्थ है। 
(५) अभूतार्थंस हटकर भूताथ्थंका आश्रय करनेके लिये प्रथम कदम भेदविज्ञान है, द्वितीय 
कदम शुद्धनयका आालम्बन है । 

सिद्धान्त-- (१) सहज शाश्वत अभेद चंतन्यस्वभाव भूताथें है। (२) गुणगुणिभेद, 
कारककारकिभेद, गुणभेद, क्षरिकभाव, विकार, उपाधिबन्धन, उपचार ग्रादि ये सब प्रभू- 
ताथे है । 

हष्टि--१- शुद्धनय, परमशुद्धनिश्वयनय भेदकल्पनानिरपेक्ष शुद्धद्रव्याथिकप्रतिपादक 
(४४, ४६, ८०) | २- गुणगुणिबोधक परमशुद्ध सदभूतव्यवहार (६६अ), कारककारकिभेदक- 
सदभूतव्यवहार (७३), भेदकल्पनासापेक्ष ग्रशुद्ध द्रव्याथिकप्रतियादकव्यवहार, उपचरित परम- 
शुद्धसदृभूतव्यवहार, भेदकल्पनासापेक्ष गअशुद्ध द्रव्याथिकनय (८२, ७०, २६), सत्तागौणोत्पाद- 
व्ययग्राहकनित्य श्रशुद्ध पर्यायाथिकनय (३७), उपाधिसापेक्ष अशुद्ध द्रव्याथिकनथ (२४), पर- 
सम्बन्धव्यवहार (१२५), उपचार (१०३ से १५१) आदि । 

प्रयोग--पर मशुद्धनिश्चयनय श्रथवा शुद्धनय भूतार्थंकों विषय करते है शेष सभी नय 
झ्रभूतार्थंथो विषय करते हैं, किन्तु वस्तुका परिचय कराते हैं। सो वस्तुपरिचयके लिये सवे 
नयोंका उपयोग कर भूताथंसम्मुख होते हुए सर्वंनयोंका परित्याग करके एक शुद्ध नथका 
ग्रालम्बन लेकर भूतार्थ सहज ग्न्तस्तत्त्वको प्रनुभवना चाहिये ॥११॥ 

भ्रब कहते है कि यह व्यवहारनथ भी किसी किसीको, किसी कालमें प्रयोजनवानु 
है, सर्वथा निषेध्य करने योग्य नही है, इसलिये इसका उपदेश है--[ परमभावदशम्रि:] जो 
शुद्धनय तक पहुंचकर श्रद्धावान्‌ हुए तथा पूर्ण ज्ञानचारित्रवान्‌ हो गये उनको तो [शुद्धादेशः 
शुद्ध ज्ञायकमान्र प्रात्माका उपदेश करने वाला [शुद्ध | शुद्धनय [ ज्ञातव्यः] जानने योग्य है 


३२ समयसार 


तेषां पर्यन्तपाकोत्तोरंजात्यकात्तंस्वरस्थानीय परमभावानुभवनछून्यत्वादशुद्धद्रव्यादेशितयोपदर्शि- 
: तप्रतिविशिष्टैकमावानेकभावों व्यवहारनयों विचित्रवर्शामालिकास्थानीयत्वात्परिश्ञायमानस्तदा- 
त्वे प्रयोजनवान्‌, तीथंतोथंफलयोरित्यमेष व्यवस्थितत्वात्‌ । उबतं च--जइ जिणमयं पवज्जह 


न चि७७3>>ल +--+ + «»- 





कमीज लक कर 2 मी &>2+ हक इन: ६मनन 


देश, परमभावदर्शिन्‌, व्यवहा रदेशित, पुनस्‌, यत्‌, तु, अपरम, स्थित, भाव | घूलधातु--हशिर्‌ अवलोकने 


ननननमनमनीा- अमन एन ही नल लनल+++- 


[प्रुनः] और [ये तु] जो जीव [अ्रपरमे भावे] प्रपरमभावमें भ्र्थात्‌ श्रद्धा, ज्ञात श्नौर चारित्र 
के पूर्णा भावको नही पहुंच सके ऐसी अवस्थामें तथा साधक ग्रवस्थामें हो [स्थिताः] ठहरे 
हैए हैं वे [व्यवहारदेशिताः ] व्यवहार द्वारा उपदेश करने योग्य है । 

तात्पयं- प्राक्‌ पदवीमें व्यवहारनयका उपदेश प्रयोजनवान्‌ है । 

टीकार्थ--जो पुरुष अन्तिम पाकसे उत्तरे हुए शुद्ध सोनेके समान वस्तुके उत्कृष्ट प्रसा- 
घारण भावका भ्रनुभव करते हैं उनको प्रथम द्वितीय आदि अनेक पाकोंकी परम्परासे पच्यमान 
(पकाये जाते हुए) अशुद्ध सुवर्णके समान अपरमभावका भ्रर्थात्‌ पग्रनुत्कृष्ट मध्यम भावका अनु- 
भव नहीं होता । इस कारण शुद्धद्वव्यका ही कहने वाला होनेसे जिसने श्रचलित भ्रखंड एक- 
स्वभावरूप एक भाव प्रकट किया है, ऐसा शुद्धनय ही उपरितन एक शुद्ध सुवर्णावस्थाके 
समान जाना हुमा प्रयोजनवानु है । परन्तु जो पुरुष प्रथम द्वितीय प्रादि भ्रनेक पाकोंकी पर- 
म्परासे पच्यमान अशुद्ध सुबर्णके समान बस्तुके अनुत्कृष्ट मध्यम भावका अनुभव करते हैं 
उनको अन्तिम पाकसे उतरे हुए श॒द्ध सुवर्शके समान वस्तुके उत्कृष्ट भावका अनुभव न होनेसे 
उस कालमें जाना हुआ व्यवहारनय ही प्रयोजनवान्‌ है। (क्योकि व्यवहारनय श्रशुद्ध द्रव्यको 
कहने वाला होनेसे भिन्न-भिन्न एक एकभावस्वरूप अनेकभाव दिखलाता है तथा वह विजिश्र 
प्रनेक वर्शामालाके समान है। इस तरह पझ्रपने-अपने समयमें दोनों ही नय कार्यकारी है) 
क्योकि तीथं और तीर्थके फलकी ऐसी हो व्यवस्थिति है। (जिससे तरा जाबे वह तीथ्थ॑ है, 
ऐस। तो व्यवहार घर्म है और जो पार होना वह व्यवहारघरंका फल है अ्रथवा अपने स्वरूप 
का पाना वह तीर्थंफल है) । ऐसा ही दूसरी जगह भी 'जइ जिणमयं' इत्यादि गाथामे कहा 
है | भ्रथं--यदि तुम जैनधमंका प्रवर्तत चाहते हो तो व्यवहार भ्ौर निश्चय इन दोनों नयोंको 
मत छोड़ो, वयोकि एक व्यवहारनयके बिना तो तीथ॑ याने व्यवहारमार्गका नाश हो जायगा 

















पूर्व रंग ३३ 


ता मा ववहारणिच्छए सुयह । एक्फ्रेण विणा छिज्जइ तित्थ॑ भ्रण्णेण उण तच्चं । उभयनय- 
विरोधध्वंसिनि स्पात्पदांके, जिनवचसि रमंते ये स्वयं बांतमोहा: । सपदि समयसारं ते पर 





-++->+कन+ 


दिशि देशने, ष्ठा गतिनिवृत्ती । पदब्िवरण-झशुद्ध:-प्रथमा एक०। शुद्धादेश:-प्रथमा एक०। ज्ञातव्यः- 


भ्ौर दूसरे निश्चयके विना तत्त्व (वस्तु) का नाश हो जायगा । 
भावार्थ-- लोकमें सोनेके सोलह ताव प्रसिद्ध हैं उनमें पन्द्रह ताव तक तो परसंयोग 
की कालिमा रहती है, भ्रत: तब तक उसे अशुद्ध कहते हैं भ्रोर फिर ताब देते-देते जब ग्रंतिम 
तावसे उतरे, तब सोलहवान शुद्ध सुवर्ण कहलाता है। जिन जीवोंको सोलहवान वाले सोने 
का ज्ञान, श्रद्धान तथा उसकी प्राप्ति हुई है उनको पंद्रहवान तकका सोना कुछ प्रयोजनवानु 
नहीं है | श्रौर जिनको सोलह॒वान वाले शुद्ध सुवर्णोंकी प्राप्ति जब तक नही हुई तब तक पंद्रह- 
वान तकका भी प्रयोजनीय है। उसी तरह यह जीव पदार्थ पुदूगलके संयोगसे अ्रशुद्धप्ननेक- 
रूप हो रहा है । सो जिनको सब परद्रव्योंस भिन्न एक ज्ञायकतामात्रका ज्ञान, श्रद्धान तथा 
प्राचरणरूप प्राप्ति हो गई है उनको तो पुदुगलसंयोगजनित ग्रनेकरूपताकोी कहने वाला अशुद्ध- 
नय कुछ प्रयोजनवान्‌ नही है, और जब तक शुद्धभावकी प्राप्ति नहीं हुई है तब तक जितना 
ब्रशद्धानयका कथन है उतना यथापदवी प्रयोजनवान्‌ है । अतः जिनवचनोंका सुनना, धारण 
करना तथा जिनवचनके कहने वाले श्री जिनगुरुको भक्ति, जिनबिंबका दर्शन इत्यादि व्यवहार _ 
मागमें प्रवृत्त होना प्रयोजनवान है । झ्रोर जिसके श्रद्धान श्रोर ज्ञान तो हुम्ना, पर साक्षात्प्राप्त 
न हुई, तब तक परद्रत्यका आलंबन छोड़नेहूप श्रर॒ुब्रत और महाब्रतका ग्रहण, समिति, गुप्ति, 
पंचपरमेष्ठीके ध्यानरूप प्रवततेन तथा उसी प्रकार प्रवर्तेत करने वालोंकी संगति करता और 
विशेष जाननेके लिए शास्त्रोंका ग्रभ्यास करना इत्यादि व्यवहारमार्ममें स्वयं प्रवर्तेत करना 
तथा श्रन्यको प्रवृत्त करना झ्रादि सब व्यवहारनयका उपदेश अंगीकार करना प्रयोजनवान्‌ है । 
व्यवहारनयको शुद्धनयके समक्ष अ्रसत्याथ कहां गया है, यदि कोई उसे सर्वंधा असत्यार्थ जान- 
कर छोड़ दे तो वह शुभोपयोगरूप व्यवहारकों ही छोड़ देगा और चकि शुद्धोपयोगकी साक्षात्‌ 
प्राप्ति हुई नहीं, इसलिये उल्टा झशुभोपयोगमें ही आकर अष्ट होकर यथाकथंचित्‌ स्वेच्छारूप 
प्रवत्ति करेगा तब नरकादिगति तथा परम्परासे निगोदको प्राप्त होकर संसारमें ही भ्रमण 
करेगा । इस कारण साक्षात्‌ शुद्धगभयका विषय जो शुद्ध प्रात्मा है उसकी प्राप्ति जब तक न, 
हो तब तक व्यवहार भी प्रयोजनवान्‌ है । ऐसा स्याद्वादशासनमें श्री गुरुओंका उपदेश है। 


इसी अर्थंका कलशरूप काव्य टीकाकार कहते हैं--“उभय” इत्यादि । ध्र्थ--निश्चय 
व्यवहारहप दो नयोंमें विषयके भेदसे होने वाले परस्परके विरोधको दूर करने वाले स्थात्पदसे 





३४ समयसार 


ज्योतिरुच्चेरनवमनयपक्षाक्षुण्णमीक्षंत एवं ॥४॥ व्यवहरणनय: स्याद्यद्यपि प्राक्‍पदव्यामिह 
निहितपदानां हंत हस्तावलंब: | तदपि परममर्थ चिच्चमत्कारमात्र परविरहितमंतः पश्यतां 


प्रथमा एकवचन, क्ृदन्त क्रिया, परमभावदशिभि.-तृतीया बहु० कर्ताकारक । व्यवहा रदेशिता:-प्रथमा० 


क्ि-ल््ज-+-+तत-त ++-७ जी जात 


चिह्नित जिनेन्द्र भगवानके वच्तनमें जो पुरुष रमण करते हैं--प्रचुर प्रीतिसहित अभ्यास करते 
है, वे पुरुष स्वयं मिथ्यात्वकरमंके उदयका वमन करते हुए इस उत्कृष्ट परमज्योतिस्वरूप सना- 
तन, सर्वंथा एकांतरूप कुनयके पक्षसे खंडित होने वाले समयसारको निरखते हैं । 


भावार्श--जिनवचन ॒स्याद्वादरूप है, वहाँ दो नयोके विषयका विरोध है, जैसे जो 
सट्टूप है वह श्रसद्रप नहीं होता, जो एक है वह शनेक नही होता, नित्य है वह भ्रनित्य नही 
होता, भेदरूप है वह अ्भेदरूप नही होता, शुद्ध है वह अशुद्ध नही होता इत्यादि नयोके 
विषयोंमें विरोध है, वहाँ जिनवचन कथंचित्‌ विवक्षासे सत्‌-म्रसद्रप, एक-अ्रनेकरूप, नित्य- 
अनित्यरूप, भेद-अभेदरूप, शुद्ध-अश॒द्धरूप जिस प्रकार विद्यमान वस्तु है, उसी प्रकार कहकर 
विरोध मिटा देता है, भूठी कल्पना नहीं करता । इसलिये द्रव्याथिक, पर्यायाथिक दोनों नयोंमें 
प्रयोजनके वश शुद्ध द्रव्याथिकको मुख्यकर निश्चयनय कहता है और श्रशुद्ध द्र॒व्याथिकरूप 
पर्यायाथिकको गोणकर व्यवहारनय कहता है । इस प्रकार जिनवचनमें जो पुरुष रमण करते 
है, वे इस शुद्ध ग्रात्माकों यथार्थ पाते है, श्रन्य सर्वंथा एकांतवादी वस्तुतथ्यकों नही पाते । 


भ्रव कहते हैं कि व्यवहारनयको कथड्वित्‌ प्रयोजनवान्‌ कहा है तो भी यह कुछ 
बरतुभूत नही है । “व्यवहरण” इत्यादि । श्र॒थे--यद्यपि इस प्रथम पदवोमें याने जब तक शुद्ध 
स्वरूपकी प्राप्ति न हुई हो तब तककी स्थितिमे जिन्‍्होने भ्रपना पैर रखा है, ऐसे पुरुषोके लिये 
व्यवहारनयको हस्तावलम्बतुल्य कहा है तो भी जो पुरुष चेतन्यच्रमत्कारमान्र, प्रद्रव्यभावोसे 
रहित शुद्धनयके विषयभूत परम श्रथंको अंतरंगमें अवलोकन करते है, उसका श्रद्धान करते 
है तथा उस स्वरूपमे लोनतारूप चारित्रभावको प्राप्त होते हैं, उनके लिये यह व्यवहारनय कुछ 
भी प्रयोजनवान्‌ नही है अर्थात्‌ शुद्धस्वरूपका ज्ञान, श्रद्धान तथा श्राचरण होनेके पश्चात्‌ ग्रधुद्ध 
नय कुछ भी प्रयोजनभूत नही है । 

भ्रब झ्ागेके कलशमें निश्चयसम्यक्त्वका स्वरूप कहते है -- एकत्वे” इत्यादि । श्रथे- 
शुद्धनयसे एकत्वमें नियत, भ्रपते गुणा पर्यायोंमें व्यापक, पूर्णा ज्ञानधन, भ्रन्य द्रव्योसे पुथक्‌ इस 
श्रात्माका जो दशेन है यह हो नियमसे सम्यर्दर्शन है श्र यह झ्ात्मा उतने हो मात्र है । इस 
नव तत्त्वकी परिपाटीको छोड़कर हमको तो एक यह आत्मा हो प्राप्त होश्नो । 


पूर्व रंग ३५ 
नैष किचित्‌ ॥५॥ एकत्वे नियतस्य शुद्धनयतो व्याप्तुयंदस्यात्मनः । पूर्राज्ञानधनस्य दर्शनमिह 
द्रव्यांतरेस्य: पृथक्‌ ॥ सम्यग्दशेनमेतदेव नियमादात्मा च तावानयं । तन्मुक्त्वा नवतत्त्वसंतति- 








बहु०, पुन -अव्यय, ये-प्रथमा बहु०, तु-अव्यय, अपरमे-सप्तमी एक०, स्थिता:-प्रथमा बहु०, भावे- 





भावाथ--अ्पनी सभी स्वाभाविक तथा नैमित्तिक अवस्थारूप ग्रुणपर्यायभेददोंमें ध्याप 
कर रहने वाला यह प्रात्मा शुद्धनयके द्वारा एकत्वमें निश्चित किया गया है--शुद्धनयसे 
शायकमात्र एक झ्राकार दिखलाया गया है, उसको सब प्रन्य द्वव्यों और श्रन्य द्रव्योके भावों 
से पृथक्‌ देखना झ्रौर श्रद्धात करना सो नियमसे सम्यग्दर्शन है। शुद्धभयका विषयभूत प्रात्मा 
पूर्णो जानधन है सब लोकालोकका जाननहार ज्ञानस्वरूप है, ऐसे आत्माका श्रद्धानरूप 
जो सम्यग्दशंन है वह कुछ ग्रात्मासे भिन्न पदार्थ नही है, भ्रात्माका ही परिणाम है। इसलिए 
श्रात्मा ही है। इस कारण जो सम्यरदर्शन है बह आत्मा है, भ्न्‍्य नही है । यहाँ यह ज्ञातव्य 
है कि नय श्रुतप्रमाणके अंश है, इसलिए शुद्धनय भी श्रुतश्रमाणका ही श्रंश हुआ । श्रुतप्रमाण 
है वह परोक्ष प्रमाण है, क्योंकि श्रुतप्रमाणने वस्तुकों श्रागमसे जाना है । यह शद्धनय भी सब 
द्रव्योसि भिन्न आत्माकी सब पर्यायोंमें व्याप्त पूर्राचैतन्य केवलज्ञानहप सब लोकालोकके जानने 
वाले श्रसाधारण चैतन्यघमंको परोक्ष दिखलाता है, उसको यह व्यवहारी छद्मस्थ अल्पज्ञानी 
जीव आगमसे प्रमाण मानकर सानुभव प्रात्माका श्रद्धान करे, वही श्रद्धान निश्चयसम्यग्दशेन 
है । जब तक व्यवहारनयके विषयभूत जोवादिक भेदरूप तत्त्वोंका ही श्रद्धान रहता है तब 
तक निश्चयसम्यग्दर्शन नही होता । इसलिए श्राचायं कहते हैं कि इन तत्त्वोंकी संतति याने 
परिपाटीको छोड़कर श॒द्धनयका विषयभूत एक यह प्रात्मा ही हमको प्राप्त होग्रो, हम श्रन्य॑ 
कुछ नहीं चाहते । यह बीतरागता पानेकी प्रार्थना है, कुछ नयपक्ष नहीं है । सर्वेधा नयोंका 
पक्षपात मिथ्वात्व है । जैसे आत्मा चैतन्य है मात्र इतना ही ग्रात्माकों माने तो चेतन्यमात्र तो 
नास्तिकके अतिरिक्त सभी मत वाले श्रात्माकों मानते हैं, यदि इतने ही श्रद्धानकों सम्यक्त्व 
कहा जाय तो सभीके सम्यक्त्व सिद्ध हो जायगा । सो ऐसा नहीं, तो क्‍या है ? सर्वज्ञकी वाणी 
में जैसा पूर्ण प्रात्माका स्वहूप कहा है वैसा श्रद्धान होनेसे निश्चयसम्यक्त्व होता है । प्रब 
प्रागेके वक्तव्यक्री उत्थानिकारूप कलश कहते है, श्रतः इत्यादि | श्रथे-अब शुद्धनयके श्राधीन 
बह भिन्न श्रात्मज्योति प्रगट होती है जो नवतत्त्वमें प्राप्त होनेषर भी अपने एकत्वको नहीं 
छोड़ती । भावाथ--नवतत्त्वोंमें प्राप्त हुआ ग्ात्मा भनेकरूप दीखता है। वास्तवमें यदि 
इसका भिन्न स्वरूप विचारा जाय तो यह ग्रपनी चैतन्यचमत्कारमान्र ज्योतिको नही छोड़ता । 


प्रसंगविवरण--प्रनन्तरपूर्व. यह बताया था कि किन्हीको कभी व्यवहारसय भी 


३६ समयसार 


मिमामात्मायमेकोस्तु न: ॥६॥ श्रतः शुद्धनयायत्तं प्रत्यग्ज्योतिश्वकास्ति तत्‌ । नवतत्त्वगतत्वेषि 
यदेकत्वं न मंचति ॥७॥। 
सप्तमी एकबचन ॥१२॥ न की या 
प्रयोजनवान्‌ है । इसके विवरणके साथ अब यह निश्चित किया जा रहा है कि जिनशासनमें 
दोनों ही नय अपनी-अपनी भूमिकामें उपयोगी हैं । 

तथ्यप्रकाश -- (१) जो सहज शुद्ध चिन्मान्र परमभावके अ्रनुभवी हैं उनको श॒द्धादेशक 
शुद्धनय हो ज्ञातव्य है। (२) जो जब तक परमभावमें स्थित नहीं हो सकते हैं उनको तब 
तक व्यवहारोपदेश उपकारी है। (३) शुद्धनय एकत्बविभक्त शुद्धदरव्यका झ्रादेश करता है। 
(४) व्यवहारनय गुरणगुणीभेदरूप, नानागुणरूप, पर्यायभेदरूप अ्रशुद्ध (भेदरूप अथवा मलिन) 
द्रव्यका श्रादेश करता है। (५) व्यवहारनयके उच्छेदसे तीर्थका (झात्मलाभोपायका) उच्छेद 
हो जगा । (६) निश्चयनयके उच्छेदसे तीथेफलका (प्रात्मलाभका) उच्छेद हो जायगा । 
(७) स्याद्वादरूप जिनवचनका जो सादर श्रभ्पास करते हैं वे यथाशीघ्र श्रखंड समयसार (सहज 
परमात्मतत्त्व) का अवलोकन कर लेते है। (5) प्राक्‌ पदबीमें व्यवहारतय उपादेय है। 
(६) चैतन्यचमत्कारमात्र परम भावके अनुभवने वालोंको व्यवहारनय कुछ भी प्रयोजक नही 
है । (१०) ज्ञानमात्र ज्ञानघन श्रन्तस्तत्वका दर्शन सम्यग्दशन है । (११) सहज परमात्मतत्त्व 
शुद्धनयसे ज्ञातव्य है। .. 

सिद्धान्त- (१ ) शुद्धनयका विषय नयपक्षसे अतिक्रान्त प्रनुभाव्य समयसार है। 
(२) समस्त शास्त्र तत्त्वके प्रतिपादक हैं, भ्रतः सभी व्यवहाशरूप हैं, सो व्यवहारनयके उच्छेद 
से मोक्षमार्ग व उसके उपायका विनाश हो जायगा । (३) निश्चयनय परमार्थ॑ज्ञानरूप है सो 
निश्चयनयके उच्छेदसे आत्मोपलब्बिका उच्छेद हो जायगा । 

हृष्टि-- १- शुद्धनय (४६) । २- व्यवहार (६२ से १०२) । ३- परमशुद्धनिश्चय- 
नयादि (४४ से ४६ तक) । 

प्रयोग--व्यवहारनय व निश्चयनयसे श्रात्मविज्ञान करके सर्वे नयपक्षकों गौण कर 
 शुद्धनयसे श्रखंड एकत्वविभक्त समयसारको ध्योनमें रखे रहना चाहिये ॥१२॥ 


झब शद्धनयसे जानना ही सम्यकक्‍त्व है, ऐसा सृत्रकार कहते हैं-- | भृता्थेन श्रभि- 
गताः ] भूतार्थनयसे ज्ञात [जीवाजीबौ] जीव, भ्रजीव [च] झौर [पृष्यपापं| पुण्य, पाप 
[च्ञ] तथा | श्राख़्बसंबरनिजेराः] झ्ासख॒व, संवर, निजेरा [बंध:| बंच [च] भौर [मोक्षः ] 
मोक्ष [सम्पक्त्यं] यह नवतत्त्व सम्यक्त्व है । 


जन ओऑओंऑओऑथ>+«>+5«>>---- अेरनेंनअ>म»नपने न >> >> 9० <+न>ू नजजत- चित +--॒ +- 





पूर्व रंग ई७ 
भूयत्थेणाभिगदा जीवाजीवा य पुण्णापावं च। 
आसवसंवरणिज्जरबंधो मोक्खों य सम्मत्तं ॥१३॥ 
मृतार्थतया सुविदित, जीव झ्जीब प्ररु पुण्यपापास्रव । 
संबर निर्जर बन्धन, मोक्ष हि सम्यकक्‍त्वके साधक ॥३१३॥ 
भूतार्थेनाभिगता जीवाजीवौ च पुष्यपापं च। आखवसंवरनिजरा बधो मोक्षशच सम्यक्त्वम्‌ ॥१३॥ 
भ्रमूनि हि जीवादीनि नवतत्त्वानि भृतार्थेनाभिगतानि सम्यब्दशेन संपत्यंत एवामीषु 
तोथंप्रवृत्तिनिमित्तमभूतार्थनयेन व्यपदिश्यमानेषु जीवाजीवपुण्पपापालवसंव रनिर्जराबंधमोक्षलक्ष- 
रोषु नवतत्त्वेष्वेकत्वद्योतिना भृतार्थनयेनैकत्वमुपानीय शुद्धनयत्वेन व्यवस्थापितस्यात्मनोनुभूते- 
रात्मख्यातिलक्षणाया:, संपद्ममानत्वात्‌ । तन्न विकायंविकारकोभयं पुण्यं तथा पापं । श्राख्राव्या- 
ख्नावकोभयपरासखत्रवः, संवायंसंवारकोभयं संवरः, निर्जयंनिर्जेरकोभयं निर्जरा, बंध्यबंधकोभय बंधः, 
मोच्यमोचकोभयं मोक्ष: । स्वयमेकस्य पुण्यपापाखवसंबरनिजंराबंधमोक्षानुपपत्ते: । तदुभयं च॑ 


तामसंजञ -भ्रूयत्थ, अभिगद, जीवाजीव, य, पृण्णपाव, च, आसवसंवरणिज्जर, बंध, मोक्ख, य, 


तात्पयें-- एकत्वकी ग्रभिमुखतता लाकर नवतत्त्वोंका जाववबा सम्ग्रकत्वको. संपादित 
करता ही है । 

टीकार्थ--जो जीवादि नो तत्त्व हैं वे भूतार्थनयसे जाने हुए सम्यग्दर्शन ही हैं, वयोंकि 
तीर्थ (व्यवहारधमं) की प्रवृत्तिके लिये श्रभूतार्थनयसे कहे जाने वाले जो जीव, ग्रजीव, पुण्य, 
पाप, आाखव, संवर, निर्जरा, बंध श्रौर मोक्ष लक्षण वाले जीवादि नवतत्त्व हैं उनमें एकत्ब प्रगट 
करने वाले भृतार्थनयसे एकत्व प्राप्त कर शुद्धनयसे स्थापित किए गए आत्माकी ख्याति लक्षण 
वाली ग्रनुभूतिकी प्राप्ति होती है, क्‍योंकि शुद्धनयसे नबतत्त्वकों जाननेसे श्रात्माकी अनुभूति 
होती है । वहाँ विकारी होने योग्य श्रौर विकार करने वाला--े दोनों पुण्य भी हैं श्रौर पाप 
भो है तथा ग्रास्ताव्य व श्राल्नावक (पझ्रालव करने वाले) ये दोनों श्राल्नव हैं; संवायं (संवररूप 
होने योग्य) व संवारक (संवर करने वाले) ये दोनों संवर हैं, निर्जरने योग्य व निर्जेरा करने 
बाले--ये दोनों निजजेरा है; बंधने योग्य व बंधन करने वाले ये दोनों बंध हैं श्रोर मोक्ष होने 
योग्य व मोक्ष करने वाले-ये दोनों मोक्ष हैं । क्योंकि एकके ही श्रपने झ्राप पुण्य, पाप, भ्राखव, 
संबर, निर्जेरा, बंध और मोक्षकी उपपत्ति (सिद्धि) नही बनती । वे दोनों जीव झ्ौर प्रजीवब 
हैं। इनको बाह्यहृष्टिसे देखा जाय तब जीव पुदूगलकी भनादिबंधपर्यायको प्राप्त करके उनका 
एकत्व भ्रनुभव किये जानेपर तो ये नौ भूतार्थ हैं--सत्याथे हैं तथा एक जीवद्रव्यके ही स्वभाव 
को लेकर ग्रनुभव किये जानेपर ये प्रभूताथथ हैं--प्रसत्याथं हैं। जीवके एकाकार स्वरूपमें ये 





ड्रैद समयंतार 


जीवाजीबाबिति । बहिहं ४या नवतत्त्वान्यमूनि जीवपुद्‌गलयोरनादिबंधपर्यायमुपेत्यैकत्वैनानुभूय- 
मानतायां भृतार्थानि, श्रथ चैकजीवद्रव्यस्वभावमुपेत्यानुभुयमानतायामभूतार्थानि । ततो5मीषु 
नवतत्वेषु भूतार्थनयेनेकी जोव एव प्रद्योतते । तथांतह पया ज्ञायको भावों जीवों जीवस्य 
विकारहेतुरजीवः । केवला जीवब्रिकाराश्व पुण्यपापास्रवसंवरनिजेराबंधमोक्षलक्षणा:, केवला 
जीवविकारहेतव: पुण्यपापालवसंवरनिज॑राबंधमोक्षा इति । नवतत्त्वान्यमुन्यपि जीवद्रव्यस्वभाव- 


सम्मत । धातुसंज्ञ -अभि-गम गतौ, बंध बधने । प्रकृतिशब्द--भृतार्थ _अभिगत, जीवाजीव, च, पुण्यपाप, 
नहीं है । इसलिए इन तत्त्वोंमें भूतार्थनयसे जीव एकरूफ ही प्रकाशमान है । उसी तरह अंत- 
हृ शिसि देखा जाय तब ज्ञायकभाव जीव है श्रोर जोबके विकारका कारण श्रजीव है, और केवल 
जीवविकार पुण्य, पाप, झास्रव, संवर, निजेरा, बंध झ्रोर मोक्ष लक्षण वाले है व जीवविकारके 
कारणरूप केवल अजीव पुण्य, पाप, आख़ब, बंध, संवर, निजेरा, मोक्ष ये नवतत्त्व जीवस्वभाव 
को छोड़कर स्वपरनिमित्तक एक द्रव्यपर्यायरूपसे अनुभव किए जानेपर भूतार्थ हैं तथा सब 
कालमे नही चिगते एक जीवद्रव्यके स्वभावकों अनुभव करनेपर ये अभृताथ हैं, अ्रसत्यार्थ है । 
इसलिए इन नौ तत्त्वोंमें भूतार्थनयसे देखा जाय तब जीव तो एकरूप ही प्रकाशमान है । ऐसे 
यह जीवतत््व एकत्वहूपसे प्रकट प्रकाशमान हुआा शुद्धनयसे अनुभव किया जाता है। यह 
ग्रनुभवन ही श्रात्मख्याति है--भ्रात्माका ही प्रकाश है, जो ग्रात्मख्याति है वही सम्यग्दर्शन 
है । इस प्रकार यह सब कथन निर्दोष है, बाधारहित है। 
भावाथं--इन नवतत्त्वोंमें शुद्धनयसे देखा जाय तो जीव ही एक चंतन्यचमत्कारमात्र 
प्रकाशरूप प्रकट हो रहा है । इसके भअ्रतिरिक्त जुदे-जुदे नवतत््व कुछ दिखाई नही देते । जब 
तक इस तरह जीवतत्त्वका जानना नहीं है, तब तक व्यवहारदृष्टिमें होकर पृथक्‌ पृथक्‌ नव- 
तत्त्वोका मानना है याने जीव पुदूगलकी बंधपर्यायरूप दृष्टिसे ये पदार्थ भिन्न-भिन्न दीखते है और 
जब शुद्धनयसे जीव पुदूगलका निज स्वरूप जुदा-जुदा देखा जाय, तब ये पुण्य पाप श्रादि सात 
तत्त्व कुछ भो वस्तु नही दीखती, वे निमित्तनैमित्तिक भावसे हुए थे सो निर्मित्तन॑भित्तिक भाव 
जब मिट गया तब जीब पुदूगल जुदे-जुदे होनेसे दूसरा कोई पदार्थ सिद्ध नहीं हो सकता । वस्तु 
तो द्रव्य है और द्रब्यका निजभाद द्रव्यके ही साथ रहता है तथा निमित्तनैमित्तिक भावका 
प्रभाव हो होता है, इसलिए शुद्धनयसे जीवको जाननेसे ही सम्यग्दर्शन प्राप्त हो सकता है । 
जब तक भिन्न-भिन्न नव ही पदार्थोकों जानें, श्रौर शुद्धनयसे झ्रात्माको नहीं जाने तब तक 
पर्यायबुद्धि होनेसे सम्यक्त्व नही होता है । 
ग्रब यहाँ इसी प्रथंका कलशरूप काव्य कहते हैं “बिरं” इत्यादि । श्र्ण-- इस प्रकार 





पूर्व रंग ३६ 


मपोह्य स्वपरप्र त्य॑यैकद्रव्यपर्यायत्वेनानुभूयमानतायां भूतार्थानि, श्रथ च. सकलकालमेवास्खलंत- 
मेक जीवद्रव्यस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थानि । ततो$मीष्वपि नबतत्त्वेषु भूतार्थनयेनैको 
जीव एव प्रद्योतते । एवमसावेकत्वेन द्योतमानः शुद्धनयत्वेनानुभूयत एवं । या त्वनुभूति: सात्म- 
ख्यातिरेवात्मख्यातिस्तु सम्यग्दर्शनमेवेति समस्तमेवं निरवधद्यं । 
च आखवसवरनिर्जरा, बन्ध, मोक्ष, सम्यक्त्व । मुलधातु-अभि-गम्लू गती, पुष्य-पुत्न, पवने, पाप-पा रक्षणे, 
नौ तत्त्वोमें बहुत कालसे छुपी हुई यह पआात्मज्योति शुद्धनयसे प्रकट की गईं है । जैसे कि वर्णों 
(रंगो) के समूहमें छुपे हुए एकाकार सुबरणंकों प्रकट किया जाता है । भ्रब हे भव्य जीवो, 
सदा प्रन्य द्रव्योंसे तथा उनके निर्मित्तसे हुए नैमित्तिक भावोंसे भिन्न एकरूप देखो जो हर एक 
पर्याथमें एकरूप चिच्चमत्कारमात्र उद्योतमान है। 

भावार्थ--पह ग्रात्मा सब श्रवस्थाप्रोंमे नानारूप दीखता था, उसे शुद्धनमने एक 
चेतन्यचमत्कार मात्र दिखलाया है सो श्रव सदा एकाकार ही श्रनुभवन करो । पर्यायबुद्धिका । 
एकांत मत रखो । 

टीकार्थ--भ्रव जैसे नवतत्त्वोंमें एक जीवका ही जानना भूताथ॑ कहा है, उसी तरह 
एकत्वसे प्रकाशमान आात्माके अधिगमके उपाय जो प्रमाण, नय और निन्िप है, वे भी निश्चय 
से अभूताथथ हैं, उनमें भी एक आ्रात्मा ही भूतार्थ है, क्योंकि जशेथ और वचनके भेदोंसे वे प्रमा- 
णादि झनेक भेदरूप होते हैं । उनमेसे प्रमाण दो प्रकार है-परोक्ष और प्र॒त्यक्ष । उपात्त 
अर्थात्‌ इन्द्रिय और मन, श्रनुपात्त श्र्थात्‌ प्रकाश उपदेशादि इन दोनों परद्वारोंसे प्रवतेमान 
ज्ञानको परोक्ष कहते हैं तथा जो प्रात्माके प्रतिनियतपनेसे प्रवर्तेमान हो बह प्रत्यक्ष है श्रर्थात्‌ 
प्रमाण ज्ञान है और वह पाँच प्रकारका है--मति, श्रत, ग्रवधि, मनःपर्यय और केवलज्ञान । 
उनमेसे मति और श्रुत--ये दो ज्ञान परोक्ष है, श्रवधि, मनःपर्येय --ये दो विकल प्रत्यक्ष है 
और केवलज्ञान सकल प्रत्यक्ष है| ये दोनों तरह॒के हो प्रमाण याने ये सब भेद प्रमाता, प्रमाण 
और प्रमेयके भेदका श्रनुभव करनेपर तो भूताथे है, सत्याथे हैं श्रौर जिसमें सब भेद गौण हो 
गये है, ऐसे एक जीवके स्वभावका ग्रनुभव करनेपर प्रभूताथ्थ है, असत्यार्थ हैं । 

नय दो प्रकारके है--द्वव्याथिक धर पर्यायाथिक । उनमेंसे जो द्रव्यपर्यायस्वरूप वस्तु 
को द्रव्यत्वकी मुख्यतासे भ्रनुभव कराता बह द्रव्याधिकनय है और पर्यायकी मुख्यतासे प्रनुभव 
कराता वह पर्यायाथिकनय है। ये दोनों ही नय द्रव्य और पर्यायको भेदरूप प्रनुभव करनेपर 
भृतार्थ है, सत्यार्थ हैं और द्रव्य॒ तथा पर्याय इन दोनोंसे भ्रनालीढ (स्वाद न लिये गये) बुद्ध 
वस्तुमात्र जोवके स्वभाव चैतन्यमात्रका अनुभव करनेपर वे भेदरूप नय प्रभूताथ॑ हैं, प्रसत्याथ॑ 


४० संमयसार 

'चिरमिति नवतत्त्वच्छन्नमुन्नीयमानं कनकमिव निमग्नं व्शेमालाकलापे । 

अथ सततविविकतं दृश्यतामेकरूपं प्रतिपदर्मिदमात्मज्योतिरुद्योतमानम ॥॥८॥॥ 

ग्रथेवमेकत्वेन द्योतमानस्थात्मनो5धिगमोपायाः प्रमाणनयनित्षिपाः ये ते खल्वभूतार्था- 
स्तेष्वप्ययमेक एवं भूतार्थ: । प्रमाण तावत्परोक्ष प्रत्यक्ष व । तत्रोपात्तानुपात्तपरद्वारेण प्रवत्तें- 
मान परोक्षं, केवलात्मप्रतिनियतत्वेन प्रवत्तेमानं प्रत्यक्ष च, तदुभयमपि प्रमातृप्रमाणप्रमेयभेद- 
स्थानुभूयमानतायां भूतार्थभथ च व्युदस्तसमस्तभेदेकजीवस्वभावस्यानुभुयमानतायामशृतार्थ । 
नयस्तु दरव्याथिकः पर्यायाथिकश्व । तत्र द्रव्यपर्यायात्मके वस्तुनि द्रव्यं मुख्यतयानुभावयतीति 
“क्ाति रक्षति शुभात्‌ इति पाप, मुच्लु मोक्षणे । पदविवरण--भ्रूतार्थेन-तृतीया वि० एक०, अभिगता -प्रथमा 








अल 2 मम कर कम 3 भक कम 


है। निन्ञिप भी नाम, स्थापना, द्रव्य श्रौर भावके भेदसे चार तरहका है । जिसमें वह गुण तो 
न हो, किन्तु व्यवहारके लिये उसकी संज्ञा करना वह नामनित्निप है; भ्रन्य वस्तुमें श्रन्यकी 
प्रतिनिधिरूप स्थापना करना कि यह वही है यह ॒स्थापनानिज्षिप है; वर्तमान पर्यायसे श्रन्यका 
याने ग्रतीत व भविष्य वर्यायोंका वर्तेमानमें श्रारोप करना द्रव्यनिक्षेप है, प्रौर वर्तमान पर्याय 
रूप वस्तुको बतंमानमें कहना यह भावनिक्तेप है। ये चारों ही निज्षेप अपने-अपने लक्षण भेदसे 
भिन्न-भिन्न विलक्षण रूप भ्रनुभव किये जानेपर भृतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं प्रौर भिन्‍न लक्षणसे 
रहित एक श्रपने चेतन्य-लक्षणरूप जीवस्वभावका अनुभव किये जानेपर चारों ही ग्रभृत्ार्थ हैं, 
ग्रसत्यार्श हैं । इस तरह इन प्रमाण, नय और निष्निपोंमें भूतार्थपनेसे एक जीव ही प्रकाशमान 
है । 

भावार्थ--इन प्रमाण, नय झौर निन्नेपोंका विस्तारसे व्याख्यान तद्विषयक म्रंथोंमें से 
जानना । इन्हीसे द्रव्यपर्यायस्वरूप वस्तुकी सिद्धि होती है। ये साधक ग्रवस्थामे तो सत्यार्थ 
ही है, वयोकि ये ज्ञानके हो विशेष हैं, इनके बिना वस्तुको यथाकर्थंचित्‌ (एकान्तरूपसे) साधा 
जाय तब विपरीत हो जाता है । अश्रवस्थानुसार व्यवहारके अभावकी तीन पदवियाँ हैं। प्रथम 
ग्रवस्थामें प्रमाण श्रादिसे यथार्थ वस्तुको जानकर ज्ञान भ्रौर श्रद्धानकी सिद्धि करना | ज्ञान 
श्रोर श्रद्धान सिद्ध होनेके बाद प्रमाणादिकसे श्रद्धान करनेका कुछ प्रयोजन नही है । किन्तु 
श्रब यहाँ दूसरी अवस्थामे प्रमाणादिके शग्रालम्बनसे विशेष ज्ञान होता है भर राग, द्वेप, मोह, 
कमेका सर्वथा ग्रभावरूप यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है, इसीसे केवलज्ञानको प्राप्ति होतो है, 
केवलज्ञान होनेके बाद प्रमाणादिकका झालबन नहीं रहता । उसके बाद तीसरी साक्षात्‌ सिद्ध 


अवस्था है । वहांपर भी कुछ प्ालम्बन नहीं है इस कारण सिद्ध श्रवस्थामें भी प्रमाण-नय- 
निक्षेपका श्रभाव ही है । 


इसी अर्थका कलशरूप “उदयति” इत्यादि श्लोक कहते हैं । श्र्श--इन सब भेदोंका 


पूर्व रंग ४१ 
द्रृव्याथिक:, पर्याय मुख्यतयानुभावयतीति पर्यायाथिकः, तदुभयमपि द्रव्यपर्याययों: पंययिशानु- 
भूयमानतायां भूतार्थ । श्रथ च॒ द्रव्यपर्यायानालीवशुद्धवस्तु मात्रजीवस्व भावस्यानुभूयमानतायाम- 
भूतार्थ । निल्लेपस्तु नाम, स्थापना, द्रव्यं, भावश्च । तन्नातदुगुंणे वस्तुनि संज्ञाकरणं नाम । 
सो5्यमित्यन्यश्र प्रतिनिधिव्यवस्थापनं स्थापना । वत्तमानतत्पर्यायादन्यदृद्वव्यं, वर्तेमानतत्पर्यायों 
भावस्तच्चतुश्यं स्वस्वलक्षणवेलक्षण्येनानुभूयमानत्तायां भूतार्थ । अथ व निर्विलक्षणस्वलक्षणौैक- 





बहुबचत, जीवाजीवौ-प्रथमा द्विवचन, च-अबव्यय, पुष्यपाप-प्रथमा एक०, च-अव्यय, आख्रवसव रनिजं रा:- 


नाश करने वाले शुद्धनयके विषयभूत चैतन्यचमत्कारमात्र तेजपुंज प्रात्माके अनुभवमें आानेपर 
नपयोंकी लक्ष्मी उदयको प्राप्त नही होती, प्रमाण भ्रस्तको प्राप्त हो जाता है और निक्षेपोंका 
समूह भी कहाँ चला जाता है यह हम नही जानते । इससे भ्रधिक क्‍या कहे कि द्वैत ही प्रति- 
भासित नहीं होता ग्रर्थात्‌ यहाँ भेदको प्रत्यंत गोण कर कहा है कि शुद्ध एकाकार चिन्मात्रके 
प्रनुभव होनेपर प्रमाणनयथादिक भेदकी तो बात क्या है, दव॑त हो प्रतिभासित नहीं होता । 

इस विषयमें विज्ञानाद्वतवादी तथा वेदांतीका मत है कि परमार्थमें (असलमें) तो अद्वेत 
का ही अनुभव हुम्ना, यही हमारा मत है, तुमने विशेष क्या कहा ? इसका उत्तर यह है कि 
तुम्हारे मतमें सवंथा ग्रद्देत मानते है । यदि सर्वथा श्रद्वत ही माना जाय तो बाह्य वस्तुका 
भ्रभाव ही हो जाय, किन्तु ऐसा अभाव प्रत्यक्षविरुद्ध है। जिनशासनमें नयविवक्षा है, वह 
बाह्य वस्तुका लोप नहीं करती । शुद्ध अ्रनुभवसे विकल्प नष्ट हो जाता है, तब आत्मा परमा- 
नन्दको प्राप्त हो जाता है, इसलिये अ्रनुभव करानेको ऐसा कहा गया है । यदि बाह्य वस्तुका 
लोप किया जावे तो आ्ात्माका भी लोप हो जानेसे शूुन्यवादका प्रसंग आ सकता है । इसलिये 
मुखसे कहनेसे ही वस्तुस्वरूपकी सिद्धि नहीं हो जाती भौर वस्तुस्वरूपकी यथार्थ श्रद्धाके बिना 
जो शुद्ध अनुभव भी किया जाय वह भी मिथ्यारूप है । ऐसा होनेसे शून्यवादका प्रसंग आता 
है तब आकाशके फूलके समान प्रनुभव भ्रसत्‌ हो जायगा । 

प्रब शुद्धभयका उदय होता है उसकी सूचनारूप श्लोक कहते है--'आात्मस्वभाव! 
इत्यादि । अ्रर्ण--परभावसे भिन्‍न, परिपूर्ण, भ्रादि-अन्तरहित, एक, संकल्पविकल्पजालशुन्य 
झात्मस्वभावको प्रकट करता हुप्ना श्रब शुद्धनय उदयरूप (उदीयमान) होता है । भावार्थ-- 
शुद्धनय शआ्रात्माकों परद्रव्य, परद्रव्यके भाव तथा परद्रव्यके निम्मित्तसे हुए प्रपने विभाव सब 
तरहके परभावोंसे भिन्‍न प्रकट करता है । शुद्धनय समस्त रूपसे पूर्ण सब लोकालोकके जानने 
वाले स्वभावको प्रकट करता है, क्योंकि ज्ञानमें भेद कर्मसंयोगसे है, शुद्धनयमें कर्म गौण हैं । 
दुद्धनय आादिश्नंत रहित (कुछ झादि लेकर किसीसे उत्पन्न नहीं हुआ श्लौर न कभी किसीसे 


४२ संमयसार' 


जीवस्वभावस्यथानुभूयमानतायामभूतार्थ । अ्थैवममीषु श्रमाशानयनिश्वेपेष भूतार्थत्वेनेंकी जीव 
एब प्रद्योतते ॥१३॥ 
उदयति न नयभ्रीरस्तमेति प्रमाणं क्वचिदपि च न विद्यो याति निश्षेषचक्र । 
किमपरमभिदध्मों घास्नि सब्व॑कषेडस्मिन्ननुभवमुपयाते भाति न द्वंतमेव ॥&॥ 
प्रात्मस्वभाव॑ परभावभिन्‍्नमापूर्ण माद्यंतविमुक्तमेकम । 
विलीनसंकल्पविकल्पजालं प्रकाशयन्‌ शुद्धनयोभ्युदेति ॥१०॥ 
प्रथमा विभक्ति बहवचन, बन्धः:-प्रथमा एक०, मोक्ष:-प्रथमा एक०, च-अव्यय, सम्यक्त्वम्‌-प्र थमा विभक्ति 
एकबचन ॥१३॥ 
नष्ट होगा) ऐसे पारिणामिक भावको प्रकट करता है। शुद्धनय एक, (हल भावोंसे रहित) 
एकाकार तथा जिसमें समस्त संकल्प-विकल्पोंके समूहका विलय (नाश) हो गया है, ऐसे 
झात्मस्वभावकों प्रकट करता है । द्रव्यकर्म, भावकर्भ और नोकमं श्रादि पुदुगलद्रव्योंमें श्रपनी 
कल्पना करनेको संकल्प भोर जञेयोंके भेदसे ज्ञानमें भेदोंकी प्रतीतिको विकल्प कहते है । 
प्रसंगविवरण--पअनन्तर पूर्व गायामें शुद्धनयका भ्रादेश दिया गया है उसी शुद्धनयके 
ब्रयोगकी इस गाथामें माँकी है। 
तथ्यप्रकाश-- (१) नवतत्त्व श्रादिका विविध प्रकाशन तीथ्थप्रवृत्तिके लिये है। 
(२) एकत्वप्रकाशक भूतार्थनयसे नवतत्त्वोके मूल स्ोतमें बिलीन हो जानेसे शुद्ध ज्ञायकस्वभाव 
प्रात्मतत््वकी अनुभूति होती है । (३) जीव भ्रौर कमंविषयक झ्ाख्रव, बन्ध, संवर, नि्जरा 
मोक्षमें परस्पर निमित्तन॑मित्तिक भाव है, इसी कारण भूतार्थनयसे निरखनेपर ये तत्त्वभेद कुछ 
भी नहीं रहते । (४) वस्तु के भ्रधिगमके उपायभूत प्रमाण नय निक्षेर उनके भेद प्रभेद तीर्थ- 
प्रवृत्तिक लिये है। (५) शुद्ध वस्तुमात्र जीवस्वभावका प्रनुभव होनेपर प्रमाण नय निक्षेप 
झादि विकल्प कुछ भी नही रहते । 
सिद्धान्त--(१) भूतार्थका प्राश्नय सम्यक्षत्वका कारण है। (२) व्यवहारका भ्नुसरण 
तीर्थ॑प्रवृत्तिका कारण है । 
हेष्टि--१- परमभावग्राहक द्रव्याथिकनय (३२०) । २- भेदकल्पनासापेक्ष श्रशुद्ध 
द्रव्यायथिक, भेदकल्ानासपेशन्न अशुद्ध दव्याथिक प्रतिपादक व्यवहार (२६, ८२) | 
प्रयोग--व्ण्वहारनय व निश्चयनयसे भ्रात्माके गुण पर्याय तत्त्वोंकी जानकर उनका 
| मूल स्रोत जो सहज चैतन्य है उसपर दृष्टि देकर परमविश्राम पा्वें ॥१३॥ 
प्रब निविकल्प शुद्धनयको गाथासूत्रसे कहते हैं--(यः) जो नय (शआत्मानं) श्रात्माको 
(भबद्धस्पृष्ट) बंधरहित ओर परके स्पशेरहित (श्रनन्‍्यं) श्रन्यत्वरहित (नियत) चलाचलता- 





पूर्व रंगे ४३ 
जो पस्सदि अप्पाणं अबद्धपुद्ट अशण्णयं णियदं। 
अविसेसमसंजुत्तं त॑ सुद्धशयं वियाणाहि ॥१४॥ 

जो लखता श्रपनेको, अ्बद्ध भ्रस्पृष्ट प्रनन्य व नियमित । 

भ्रविशेष भ्रसंपोगी, उसकों ही शुद्धनय जानो ॥१४॥ 
यः: पश्यति आत्मानं अबद्धस्पुष्टमनन्यकं नियतं। अविशेषमसंयुक्तः त॑ शुद्धनयं विजानीहि ॥१४॥ 
या खल्वबस्पृष्टस्यानन्यस्य नियतस्याविशेषस्यासंयुक्तस्य चात्मनोध्नुभूतिः स शुद्धनयः 
सात्वनुभूतिरात्मैवेत्य/त्मैक एव प्रद्योतते । कथं यथोदितस्यात्मनोनुभूतिरिति चेद्बद्धस्पृष्टल्वादी- 
नामभूतार्थत्वात्तयाहि--यथा खलु बिसिनीपश्रस्य सलिलनिमस्नस्थ सलिलस्पृष्टल्वपर्यायेणानुभूय 
मानतायां सलिलस्पृश्त्वं भूतार्थमप्येकांतत: सलिलास्पृश्यं बिसिनीपत्रस्वभावमुपेत्यानुभू यमान- 


नामसंज्ञ-ज, अप्प, अबद्धपुट्ठ, अणण्णय, णियद, अविसेस, असजुत्त, त सुद्धणय । धातुसंज्ञ पास 
दश्शने, बंध बंधने, जाण अवबोधने । प्रकृतिशब्द - यत्‌, आत्मेनू, अबड॒स्पुष्ट, अनन्यक यक, नियत, अविशेष 


रहित (श्रविशेष॑) विशेषरहित (प्रसंयुकक्‍त॑) अन्यसे संयोगरहित--ऐसे पाँच भावरूप (पश्यति) 
प्रवलोकन करता है (तं) उसे (शुद्धनयं) शुद्धनय (बिजानीहि) जानो । 

तात्पयें--सहजसिद्ध केवल अन्तस्तत्त्वका अभ्रवलोकनहार ज्ञान शुद्धनय (नयपक्षसे दूर) 
है । 


टीकार्थ--निश्च पसे जो श्रबद्ध, अस्पृष्ट, भ्रनन्‍्य, नियत, श्रविशेष, श्रसंयुक्त--आत्मा 
का अनुभव है वह शुद्धनय है । और वह प्रनुभूति निश्चयसे श्रात्मा हो है। ऐसा श्रात्मा ही 
एक प्रकाशमान है अर्थात्‌ शुद्धनय, आरात्माकी भनुभूति या ग्रात्मा इन सबका एक ही पअभिप्राय 
है । यहाँ शिष्य पूछता है कि आपने जैसा कहा है, वेसे झात्माकी ग्रनुभूति केसे हो सकती 
है ? इसका समाधान--जो बद्धस्प्ृष्टटव श्रादि पाँच भाव हैं उनमें अ्भृताथंता है, असत्याथंता 
है, इसलिये शुद्धनयात्मक ही भ्रात्माकी अनुभूति है। इसी बातकों दृश्टान्तप्ते प्रकट करते है--- 
जैसे कमलिनीका पन्न जलमें डूबा हुमा है उसका जल-स्पशंनरूप श्रवस्थासे अ्रनुभव किये ज्ञाने 
पर जल-स्पशंहूप दशा भुतार्थ है, सत्या्थ है तो भी वास्तवमें जलके स्पर्शनयोग्य नही, ऐसे 
कमलिनीपत्रस्वभावकों लेकर अनुभव किये जानेपर जल-स्पशेहप दशा श्रभूतार्थ है, असत्यार्थ 
है। उसी तरह पात्माके प्रनादि पुदुगलकमंसे बद्धस्पृष्टत्वरूप भ्रवस्थासे श्रनुभव किये जानेपर 
बद्धस्पृषटत्व भूताथे है, सत्पार्थ है तो भी वास्तवमें जो पुदुगलके स्पर्श योग्य नही, ऐसे आात्म- 
स्व॒भावको लेकर अ्रनुभव किये जानेपर बद्धस्पृषवत्व भसत्यार्थ है । भोर जैसे मिट्टीका कुण्डो, 
घट, कलश, खप्पर आादि पर्यायभेदोंका श्रनुभव करनेपर भ्रन्यत्व सत्याथं है तो भी सब पर्यायों 





ह४ समंयंसार 


तायामभूतार्थ । तथात्मनोवादिबद्धस्पृष्त्वपययिणानुभुयमानतायां बद्धस्वृष्टत्वं भूतार्थ मप्येकांततः 
पुदुगलास्पृश्यमात्मस्व भावमुपेत्वानुभूयमानतायामभूतार्थ । यथा च मृत्तिकायाः करककरी रक्के- 
रीकपालादिपययिणानुभूयमानतायामन्यत्व॑ भूतार्थमपि सवंतोप्यस्खलंतमेक मृत्तिकास्वभावमुपे- 
त्यानुभूयमानतायामभूताथ । तथात्मनो नारकादिपययिणानुभूयमानतायामन्यत्व॑ भूताथमपि 
सर्वंतोप्यस्खलंतमेकमात्मस्वभावमुपेल्यानुभूगमानतायामभूता्थ । यथा च बारिघेवृ द्धिहानिपर्यायि- 
णानुभूयमानतायामनियतत्वं भृतार्थमपि नित्यव्यवस्थितं वारिधिस्वभावमपेत्यानुभूयमानतायाम- 


असंयुक्त, तत्‌, शुद्धनय । मुलधघातु---दहशिर्‌ अवलोकने, णीज-प्रापणे । पदविवरण--य:-प्रथमा एकवचन 


के भेदरूप नही होते हुए एक मिट्टीके स्वभावका अनुभव करनेपर यह पर्यायभेद अभृतार्थ है 
ग्रसत्यार्थ है । उसी तरह आ्लात्माको नारक आदि पर्यायभेदोंके रूपमें ग्रनुभवनेपर पर्यायोंका 
प्रन्यत्व सत्याथ है, तो भी सब पर्यायभेदोंमें प्रचल एक चैतन्याकार ग्रात्मस्वभावकी लेकर 
प्रनुभव करने१र भ्रन्यत्व अ्रभृतार्थ है, असत्याथ॑ है । जैसे समुद्रकों वृद्धि-हानि अ्रवस्थारूप प्रनु- 
भव करनेसे भ्रनियतता भूतार्थ है तो भी नित्य स्थिर समुद्रस्वभावको भ्रनुभवनेपर झनियतता 
प्रभताथ है, ग्रसत्याथं है । उसी तरह आत्माका वृद्धि हानि पर्यायभेदोरूप अनुभव करनेपर 
धनियतता भूतार्थ है, सत्याथ है तो भी नित्य व्यवस्थित निश्चल आात्माके स्वभावका अनुभव 
करनेपर श्रनियतता श्रभूतार्थ है, प्रसत्या्थ है । जैसे सुबर्णका चिकना, भारी और पीला आदि 
गुणरूप भेदोसे अनुभव करनेपर विशेषता सत्यार्थ है तो भी जिसमें सब विशेष विलय हो गये 
हैं, ऐसे सुवर्शस्वभावको लेकर श्रनुभव करनेसे विशेषता ग्रभूतार्थ है, असत्यार्थश है । उसी तरह 
श्रात्माका ज्ञान, दर्शन श्रादि गुणरूप भेदोंसे ग्ननुभव करनेपर विशेषता भूतार्थ है, सत्यार्थ है 
तो भी जिसमें सब विशेष विलय हो गये हैं, ऐसे चैतन्यमात्र आत्मस्वभावकों लेकर अनुभव 
करनेपर विशेषता प्रभृतार्थ है, भ्रसत्यार्थ है | जैसे भ्रग्निकि नि्मित्तसे उत्पन्न उष्णतासे मिले 
हुए जलकी तप्तरूप अ्वस्थाका अनुभव करनेपर जलमें उष्णताकी संयुक्तता भूतार्थ है, सत्यार्थ 
है तो भी वास्तवमें शीतल स्वभावकों लेकर जलका अनुभव करनेपर उष्णताकी संयुक्तता 
प्रभतार्थ है, भ्रसत्यार्थ है। उसी तरह कम निमित्तक मोहसंयुक्ततारूप अवस्था द्वारा श्रात्मा 
का अनुभव करनेपर संयुक्तता भतार्थ है, सत्यार्थ है तो भी वास्तवमें झ्रात्ममोधका बीजरूप 
चैतन्यस्वभावकों लेकर गअ्नुभव करनेपर मोहसंयुक्तता प्रभतार्थ है, प्रसत्यार्थ है । 

भावार्थ-- भात्मा पाँच तरहसे अ्रनेक रूप दीखता है--(१) श्रनादिकालसे कर्म पुदू- 
गलके सम्बन्धसे बंधा हुआ व कमंपुदुगलसे स्पर्श वाला दीखता है । (२) वह कर्मके निमित्तसे 
हुए नर नारकादिपर्यायोंमें भिन्न-भिन्न स्वरूप दीखता है। (३) शक्तिके ग्रविभागप्रतिच्छेद 


पूर्व रंग ४५ 
भृतार्थ तथात्मनों वृद्धिहानिपर्ययिणानुभूयमानतायामनियतत्वं भूतार्शमयि नित्यव्यवस्थितमात्म- 
स्वभावमुपेत्यानुभूय पाततायामभूतार्थ । यथा चर कांचनस्य स्निग्धपीतगुरुत्वादिपययिणानुभूय- 
मानतायां विशेषत्वं भृतार्थमपि प्रत्यस्तमितसमस्तविशेष॑ कांचनस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायाम- 
भूतार्थ तथात्मनों ज्ञानदर्शनादिपरयायेसानुभूयमानतायां विशेषत्व भूतार्थमपि प्रत्यस्तमितसमस्त- 
विशेषमात्मस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थ । यथा चापां सप्ताचिअत्ययोष्ण्यसमाहितत्व- 


कर्ताकारक, पश्यति-लट्‌ बतेमान अन्य पुरुष एकबचन, आत्मानं-द्वितीया एक० कर्मकारक, अबद्धस्पुष्टं- 


किन अजजिनओ+ जअिननण+ 








(अंश) घटते भी है, बढ़ते भी है, यह वस्तुका स्वभाव है, इसलिए वह नित्य नियत एकरूप 
नहीं दीखता । (४) वह दर्शन ज्ञान ग्रादि भ्रनेक गुणोसे विशेषर्प दीखता है। (५) वह कर्म 
के निमित्तस उत्पन्न हुए मोह रागद्वेषादिक परिणामसहित सुख दुःख स्वरूप दोखता है। यह 
सब शअशुद्ध द्रव्याथिकरूप व्यवहारनयका विषय है। उस हृष्टिसे देखा जाय तो यह सब ही 
सत्यार्थ है, परन्तु आत्माका एकस्वभाव नयसे ग्रहण यही होता श्लौर एकस्वभावके जाने बिना 
यथार्थ आ्रात्माकों कोई कैसे जान सके, इस कारण दूसरे नयको--इसके प्रतिपक्षी शुद्ध द्रव्या- 
थिकको ग्रहएा कर एक असाधारण ज्ञायकमात्र झ्रात्माका भाव लेकर शुद्धनयकी दृष्टिसि सब 
परद्रव्योस भिन्‍न, सब पर्यायोमें एकाकार, हानि-वृद्धिसे रहित, विशेषोंसे रहित, नैमित्तिक 
भावोसे रहित देखा जाय तब सभी (पाँच) भावों द्वारा अ्नेकरूपता है वह प्रभतार्थ है, भ्रस- 
त्यार्थ है । यहाँ ऐसा जानना कि वस्तुका स्वरूप जो प्रनन्तधर्मात्मक है, वह स्याद्वादसे यथार्थ 
सिद्ध होता है | ग्रात्मा भी भ्रनन्तधर्मा है, उसके कितने ही धर्म तो स्वाभाविक हैं और कितने 
ही पुदुगलके संयोगसे उत्पन्न है | जो कर्मके संयोगसे होते हैं, उनसे तो श्रात्माके संसारकी 
प्रवृत्ति होती है, भोर तत्सम्बन्धी सुख-दुःखादिक होते हैं उनको यह भोगता है । इस श्रात्माके 
अ्नावि अज्ञानसे पर्यायबुद्धि है, श्रनादि अनन्त एक आरात्माका ज्ञान नहीं है। उसको बतलाने 
वाला सर्वज्ञका आगम है। उसमें शुद्ध द्रव्याथिकनप्रसे यह बतलाया गया है कि प्रात्माकां 
एक ग्रसाधारण चैतन्यभाव है--जो कि अखंड है, नित्य है, भ्रनादिनिधन है । इसीके जाननेसे 
पर्यायबुद्धिका पक्षपात मिट जाता है । परद्रव्योंसे तथा उनके भावोंसे श्रथवा उनके निमित्तसे 
हुए अपने विभावोंसे पृथक्‌ अपने श्रात्माकों जानकर इसका भ्रनुभव करे, तब परद्रव्यके भाव- 
स्वरूप परिणमन नही होता । उस समय कम नही बंधते तथा संसारसे निवृत्ति हो जाती है । 
इसलिए पर्यायाथिकरूप व्यवहारनयकों गौण करके ग्रभतार्थ (ग्रसत्यार्थ) कहकर, शुद्धनिश्च य- 
नयको सत्यार्थ कहकर झालम्बन दिया है । वस्तुस्वरूपकी प्राप्ति होनेके बाद उसका भी आश्राल॑- 
बन नहीं रहता । इस कथनसे ऐसा नहों समझ लेना कि शुद्धनयकों जो सत्वार्थ कहा है, इस 


हक समयप्तार 


पययिणानुभूयमानतायां संयुक्तत्वं भृतार्थमप्येकांततः शीतमप्स्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूता्थ 
तथात्मनः कमंप्रत्ययमीहसमाहितत्वपययिणानुभयमानतायां संयुक्तत्व॑ भूतार्थमप्पेकांतत: स्वयं- 
बोधबीजस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थर (॥ १ ४॥ 


द्वितीया एकवचन कर्मविशेषण, अनन्यकं-द्वि० ए० कर्मविद्ेषण, नियत-द्वि० ए० कर्मविशेषण, अविशेष॑- 


कारण शभ्रशुद्धनय सवेधा प्रसत्यार्थ ही है। ऐसा माननेसे वे एकांत मत वाले जो कि संसारको 7 
सवंथा प्रवस्तु मानते हैं उनका सर्वथा एकान्त पक्ष झा जायगा, तब मिथ्यात्व भ्रा जायगा - 
झोर उस समय इस शुद्धनयका भी झालम्बन उन एकांतियोंकी तरह मिथ्यादशन हो जायगा । 
इसलिए सभी नतयोंका कथंचित्‌ रीतिसे श्रद्धान करनेपर सम्यग्दशन होता है । इस प्रकार स्था- 
द्वादको समझकर जिनमतका सेवल करना; मुख्य गौण कथन सुनकर स्वंथा एकांत पक्ष न 
पकड़ लेना । इसी प्रकार इस गाथासूत्रका व्याख्यान टीकाकारने किया है कि श्रात्मा व्यवहार- 
नयकी हदृष्टिमें जो बद्धस्पृष्ट श्रादि रूप दिखता है, यह इस दृष्टिमें तो सत्याथथ ही है, परंतु शुद्ध- 
नयकी हृष्टिमें बद्धस्पृष्ट श्रादि रूप ग्रसत्याथ है । इस कथनमें स्याह्ाद बतलाया गया है, उसे 
जानना । जो ये नय है वे ध्रतज्ञान प्रमाणके भ्रंश है। वह श्रुतज्ञान वस्तुको परोक्ष बतलाता 
है सो ये नय भो परोक्ष ही बतलाते हैं । शुद्ध द्रव्याधिकनयका विषय बद्धस्पृष्टत्वादि पाँच 
भावोंसे रहित आञात्मा चैतन्यशक्तिमात्र है, वह शक्ति तो परोक्ष प्रात्मामें है हो श्रौर उसकी 
व्यक्तियाँ कमंसंयोगसे मति, श्रुत भ्ादि ज्ञानरूप है, वे कथंचित्‌ प्रनुभवगोचर हैं सो वे प्रत्यक्ष 
रूप भी कहलाती हैं तथा सम्पूर्ण ज्ञान केवलज्ञान यद्यपि छद्यस्थके (श्रत्पज्ञानीके) प्रत्यक्ष नहीं 
है तो भी यह शुद्धनय ग्रात्माके केवलज्ञानहूपको परोक्ष बतलाता है। जब तक जीव इस नय 
को नहीं जानता तब तक आझात्माके पूर्णा रूपका ज्ञान श्रद्धान नही होता । इसलिए श्रीगुरुने 
इस शुद्धनयको प्रकट कर दिखलाय। है कि बद्धस्पृष्टत्व श्रादि पाँच भावोंसे रहित पूर्ण ज्ञानघन- 
स्वभाव श्रात्माको जानकर श्रद्धान करना, पर्यायबुद्धि नहीं करना । 

यहाँ इस शुद्धनयकों मुख्य करके कलशरूप काव्य “न हि विदधति” इत्यादि कहते 
हैं। श्रर्ण-टीकाकार यहाँ उपदेश करते है कि तुम उस सम्यक्स्वभावका भ्रनुभव करो 
जिसमें ये बद्धस्पृष्ट श्रादि भाव प्रकटपनेसे इस स्वभावके ऊपर तरते हैं तो भी प्रतिष्ठा नहीं 
पाते । क्योंकि द्रव्यस्वभाव नित्य है, एकरूप है श्रौर ये भाव श्रनित्य हैं, प्रनेकरूप हैं । पर्याय 
द्रव्यस्वभावमें प्रवेश नहीं करता है, वह ऊपर ही रहता है । यह शुद्धस्वभाव सब श्रवस्थग्रोंमें 
प्रकाशमान है। ऐसे स्वभावका मोहरहित होकर अ्रनुभव करो, क्योंकि मोहकमेंके उदयसे 
उत्पन्न मिथ्यात्वरूप भ्रज्ञान जब तक रहता है तब तक यह प्रनुभव यथार्थ नहीं होता श्रतः 


पूर्व रंग ४७ 


न हि विदधति बद्धस्पृष्टभावादयो5प्री स्फुटमुपरि तरंतोप्येत्य यत्र प्रतिष्ठा । 
प्रनुभवतु तमेव द्योतमानं समंतात्‌ जगदपगतमोहीभूय सम्यक्स्वभाव॑ ॥११॥ 
भूत॑ भांतमभूतमेव रभसान्निर्भिद्य बंधं सुधी- 
यंद्यंत: किल कोप्यहो कलयति व्याहत्य मोहं हठात्‌ । 
ग्रात्मात्मानुभवैकगम्यमहिमा व्यक्तोग्रमास्ते श्र व॑, 
नित्यं कमेंकलंकपंकविकलो देवः स्वयं श।एबतः ॥॥१२॥ 
ह्वितीया एक० कर्मविशेषण, असयुक्त -द्वि० ए० कर्मविशेषण, त-हि० ए०, शुद्धनरय-द्वितीया एक०, विजा- 
शुद्धनयके विषयरूप श्र(त्माका झ्नुभव करो, यह उपदेश है । 
झ्रब इसी ग्रर्थका कलशरूप काव्य “भूत॑” इत्यादि कहते हैं। श्र्श--यदि कोई 
सुबुद्धि सम्यग्दष्टि भूत (पहले हुआ्ना), भांत (वर्तमान) और प्र॒भ्त (ग्रागामी होने वाला) ऐसे 
तीनो कालके कर्मोके बंधको श्रपने प्रात्मासे तत्काल पृथक करके तथा उस कमंके उदयके 
निर्मित्तसे उत्पन्न हुए मिथ्यात्वरूप अज्ञानकों अपने बल (पुरुषार्थ) से पृथक्‌ कर प्रम्तरंगमें 
प्रभ्यास करे तो देखता है कि यह भ्रात्मा, अपने ग्रनुभवसे हो जानने योग्य प्रगट महिमामय, 
व्यक्त, भ्रनुभवगोचर, निश्चल, शाश्वत (नित्य) पश्रोर कर्म-कलंक-कर्दमसे रहित स्वयं स्तुति 
करने योग्य देव विराजमान हो रहा है । भावार्ण--शुद्धनयकी दृश्सि देखा जाय तो सब कर्मों 
से रहित चेतन्यमात्र देव अविनाशी प्रात्मा भ्रन्तरंगमें स्वयं विराजमान है । पर्यायबुद्धि बहिरा- 
त्मा इसको बाहर ढृढ़ता है सो बड़ा श्ज्ञान है। 
प्रसंगविबरण--अनन्तरपूर्व यह कहा जा रहा था कि शुद्धनय श्रथवा भूतार्थनयसे 
प्रात्मतत्वका ज्ञान सम्यवत्वको सम्पादित करता है सो यहाँ उसी शुद्धनयका बिवरण दिया 
गया है । 
तथ्यप्रकाश--(१) आत्मस्वभाव न किसी पदार्थसे बंधा हुप्रा है श्लौर न किसी पदार्थ 
से छुप्मा हुआ है । (२) ग्रात्मस्वभाव नर नारक तिर्यच आदि किसी भी झ्राकार पर्यायरूप नहीं 
है । (३) भात्मस्वभाव नित्य चैतन्यरूप व्यवस्थित है। (४) आत्मस्वभाव गुणभेदसे भी परे 
श्रखण्ड चिन्मात्र है। (५) आत्मस्वभाव भ्रविकार है । 
सिद्धान्त--(१) पर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे पुथक्‌ सत्‌ होनेके कारण श्रात्मा बस्तुत: 
प्रबद्ध व भ्रस्पृष्ट है। (२) श्रात्मा परमभावस्वरूप होनेसे स्वतः निराकार है। (३) भझात्मा 
शाश्वत चिन्मात्र है। (४) ग्रात्म। गुणपर्यायस्वभावसे प्रभिन्‍न है। (५) ग्रात्मा स्वयं विकार 
रूप परिणमनेका निमित्त न हो सकनेसे स्वरूपतः भ्रविकार है । 


श्द समग्रसार 


प्रात्मानुभृतिरिति घुद्धनयात्मिका या ज्ञानातुभूतिरियमेव किलेति बुद्धवा । 
प्रात्मानमात्मनि निवेश्य सुनिष्प्रकंपममेकोस्ति नित्यमवबोधधन: समंतात्‌ ॥१३॥ 


नीहि-वि-जानीहि-लोट अआज्ञार्थ मध्यम पुरुष एकक्चन ॥ईशी। 


नया 


हृष्टि--!- परद्रव्यादिग्राहक द्रव्याथिकनय (२६) । २-परमभावग्राहक द्रव्याथिकनय 
(२०) । ३- उत्पादश्ययगौणसत्ताग्राहक द्रव्याथिकनय (२२) । ४- भेदकल्पनानि रपेक्ष शुद्ध 
द्रव्याथिकनय (२३) । ५- उपाधिनिरपेक्ष शुद्ध द्रव्याथिकनय (२१) । 

प्रयोग -- उपाधिका निमित्त पाकर होने वाले विभावोंसे प्रथक तथा प्रतिबोधूके लिये. 
किये जाने वाले भेदविकल्पोसे परे छुद्ध ज्ञायकस्वभावमय प्रात्माकी शुद्धनथके प्रालग्बनसे उपा- 
सना करना चाहिये ॥१४॥ 


शुद्धनयके विषयभूत प्रात्माकी जो श्रनुभूति है, वही ज्ञानकी भ्रनुभूति है, ऐसा आगे 
की गाथाकी उत्थानिकारूप काव्य कहते हैं आत्मानुभूति' इत्यादि । श्र्ण--इस प्रकार जो 
पूर्वंकथित शुद्धनय स्वरूप प्रात्माकी प्रनुभूति है, बही इस ज्ञानकी अनुभूति है, ऐसा श्रच्छी 
तरह जानकर तथा प्रात्मामें श्रात्माको निश्चल स्थापित करके सदा सब तरफ ज्ञानचन एक 
प्रात्ग हो है, इस प्रकार देखना चाहिये । भावार्श--पहिले सम्यर्दर्शनको प्रधान मानकर 
प्रात्मतत््व कहा गया था, भ्रब ज्ञानकों मुख्य करके कहते है कि यह शुद्धनयके विषयस्वरूप 
प्रात्माकी प्रनुभूति है वही सम्यग्लञान है। अब इसीको गाथासे स्पष्ट करते है-- 

(यः) जो (प्रात्मानं) प्रात्माको (अ्रबद्धस्पृष्ट) प्रबद्धस्पृष्ट (अनन्यं) भ्रनन्य (अ्रविशेष॑) 
प्रविशेष तथा पूर्वंगाधामें कथित नियत झ्रौर प्रसंयुक्त (पश्यति) देखता है वह (अ्रपदेशसूत्र- 
सध्यं) द्रव्यश्न॒त श्रौर भावश्ुत रूप अथवा शब्दसमयसे वाच्य व ज्ञानसमयसे परिच्छेद्य (सर्व 
जिनशासनं) समस्त जिनशासनको (पश्यति) देखता है । 

तात्पर्य --जिनशासनका उद्देश्य सहजसिद्ध केवल अन्‍्तस्तत्त्वको प्रसिद्ध करना है । 

टीकार्थ --पअरबद्धस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष श्रौर भ्रसंयुक्त--ऐसे पाँच भावरूप 
प्रात्माकी जो यह अनुभूति है, वही निश्चयसे समस्त जिनशासनकी अनुभूति है। वर्योकि 
श्रुतज्ञान स्वयं प्रात्मा हो है, इसलिये जो यह ज्ञानकी भ्रनुभूति है वही भात्माकी शनुभूति 
है । किन्तु सामान्यज्ञानाकार तो प्रकट होने और विशेष ज्ञेयाकार ज्ञानके श्राच्छादित होनेसे 
इस विधिसे ज्ञानमात्र ही क्‍्नुभवमें श्रानेपर भी जो भ्रश्ञानी है व ज्ञेयों (पदार्थों) में प्रासक्त हैं, 
उनको वह नहीं रुचता | बह इस प्रकार है--जैसे श्रज्ञानी व्यञ्जनलोभी लोकोंको अनेक 
तरहके शाक श्रादि भोजनोंके सम्बन्धसे उत्पन्त सामान्य लवण॒का तिरोभाव (प्रप्रकटता) तथा 


पूर्व रंग डह्‌ 


जो पस्सदि अप्पाणं अबद्धपुटंटं अणर्णामविसेस । 
अपदेससुत्तमज्क॑ पस्सदि जिणसासण सब्बं ॥१५॥ 
जो लखता अपनेको, भ्रबद्ध अ्रस्पृष्ट श्रनन्‍्य अविशेष । 
मध्यान्त श्रादि अ्पगत, वह लघता सर्व जिनशासन ॥१५॥॥ 
यः पश्यति आत्मानं अबद्धस्पुष्टमनन्यमविश्ेषय् । अपदेशसूत्रमध्यं पश्यति जिनशासन सर्वत्र ॥१४॥ 
येयमबद्धस्पृष्टस्थानन्यस्य तियतस्यासंयुक्तस्य चात्मनोनुभूतिः सा खल्वखिलस्यथ जिन- 
शासनस्यानुभूतिः श्र्‌ तज्ञानस्य स्वयमात्मत्वात्ततों ज्ञानानुभृतिरेवात्मानभूतिः किन्तु तदानीं 
सामान्यविशेषाविर्भावतिरोभावास्यामनुभूयमानमपि ज्ञानमबुद्धलुब्बातां न स्वदते । तथाहि-- 


नामसंज्ञ- ज, अप्प, अबद्धपुद, अगण्ण, अविसेस, अपदेससुत्तमज्फ, जिणसास ण, सव्ब । धातुसंश-- 
पास दशने, सास शासने । प्रकृतिशब्द--यत्‌, आत्मन्‌, अबद्धस्पुष्ट, अनन्य, अविशेष, अपदेशसूत्रमध्य, जिन- 





विशेष व्यक्षनमिश्रितका श्राविर्भाव (प्रकटता) रूपसे श्रा रहा लवण स्वादमें प्राता है। परन्तु 
ग्रन्यके असंयोगसे उत्पन्न सामानन्‍्यके ग्राविर्भाव तथा विशेषक्े तिरोभावसे एकाकार अभेदरूप 
लबणका स्वाद नही आता । और जब परमार्थसे देखा जाय तब जो विशेषके श्रारविर्भावसे 
प्रमुभवमें प्राया क्षार रसरूप लवण है, वही सामान्यके श्राविभावसे ग्रनुभवमें भ्राया हुआ क्षार 
रसरूप लवण है | उसी तरह अबुद्ध ज्ञेयलुब्धोंको भ्रनेकाकार ज्ञेयोंके प्राकारोंकी मिश्रतासे 
जिसमें सामान्यका तिरोभाव श्रौर विशेषका प्राविर्भाव ऐसे भावसे .श्रनुभवमें भ्रा रहा ज्ञान 
विशेष भभावरूप, भेदरूप, श्रनेकाकाररूप स्वादमें श्राता है, परन्तु श्रन्य ज्ञेयाकारके संयोगसे रहित 
सामान्यका श्राविर्भाव श्रौर विशेषका तिरोभाव ऐसा एकाकार श्रभेदरूप ज्ञानमान्र श्रनुभवमें 
श्राता हुआ स्वादमें नही ग्राता । श्रौर परमार्थसे विचारा जाय तब जो विशेषके श्राविर्भावसे 
ज्ञान अनुभवमें श्राता है, वहो सामान्यके श्राविर्भावसे ज्ञानियोंके भ्रौर ज्ञेयमें श्रनासक्तोंके प्रनु- 
भवमें ग्राता है । जैसे लवणकी उडली भ्रन्य द्रव्योंके संयोगके ग्रभावसे केवल लवणमात्र प्रनु- 
भव किये जानेपर एक लवशा रस स्वतः क्षाररूपसे स्वादमें ञ्राता है, उसी तरह आत्मा भी 
परद्रव्योंके संयोगसे भिन्‍न केवल एक भावसे झनुभव किये जानेपर सब तरफसे एक विज्ञानघन 
रूप होनेके कारण ज्ञानरूपसे स्वादमें भ्राता है । 

भावार्थ--यहाँ ज्ञानको श्रनुभूतिको भ्रात्मानुभूति कहा गया है । भअ्ज्ञानी जन इन्द्रिय- 
ज्ञानके विषयोंमें ही लुब्ध हो रहे हैं, प्रतः विविध ज्ञेयोंके प्रतिफलनसे प्रनेकाकार हुए ज्ञानका 
ही ज्ञेयोंमें प्राकषित होते हुए श्रास्वादन करते हैं, शेयोंसे भिन्‍न सामान्य ज्ञानमात्रका आस्वाद 
नहीं लेते । श्रौर जो ज्ञानों हैं, शेयोंमें प्रासक्त नहीं हैं, वे श्ेयोंसे भिन्‍्त एकाकार ज्ञानकों ही 


भ० समयसार 


यथा विचिन्रव्यंजनसयोगोप्रजातसामान्यविशेषतिरोभावाविर्भावाभ्यामनुभूयमान॑ लवण लोका- 
नामबुद्धानां व्यंजनलुब्धानां स्वदते न पुनरन्यसंयोगशुन्यतोपजातसामान्यविशेषावि भावितिरोभा- 
वाभ्यां । प्रथ च यदेव विशेषाविभविनानुभूयमानं लबणं तदेव सामान्याविभविनापिं । तथा 
विचित्रशेयाकारकरं बितत्वोपजातसामान्यविशेषतिरोभावाविर्भावाभ्य। मनुभूय मान ज्ञानमबुद्धानां 
शेयलुब्धानां स्वदते न पुनरन्यसंयोगशुन्यतोपजातसामान्यविशेषाविर्भावतिरोभावाभ्यां । श्रथ च 
यदेव विशेषाविभविनानुभूयमानं ज्ञानं तदेव सामान्याविभविनाप्यलुब्धबुद्धानां । यथा संधवखि- 
शासन, सर्व । मूलधातु--दृशिर्‌ दर्शने, बधि बन्धने, स्पुश स्पशने । पदक्षिवरण---यः-पुल्लिग प्रथमा एक० 
कर्ताकारक, पश्यति-लट्‌ वर्तमान अन्य पुरुष एकवचन, आत्मान॑ं-द्वितीया |; विभक्ति एकबचन कर्मंकारक, 
भ्रास्त्राद लेते है, जैसे कि व्यञ्जनों (भोजनों) से जुदी सिर्फ लवणकी डलीका श्रास्वाद लेनेसे 
क्षारमात्र स्वाद जिस भाँति भ्राता है, उसी भाँति ग्रास्वाद लेते हैं । चुंकि ज्ञान है वही आत्मा 
है और ग्रात्मा है वही ज्ञान है, सो इस तरह गुणगुणीकी ग्रभेददृष्टिमें श्राया हुआ जो सब पर- 
द्रव्योसिे भिन्‍न, अपने सहज पर्यायोंमें एकरूप, निश्चल, अपने गुणोंमें एकरूप, पर निमित्तसे 
उत्पन्न हुए भावोंसे भिन्‍न भ्रपने ज्ञानकां जो भ्रनुभव है वही भ्रात्मानुभव है । यही गअ्नु भव 
भावश्रुतज्ञानर्प जिनशासनका ग्रनुभव है | शुद्धनयसे इसमे कुछ भेद नही है ! 
ग्रब इसी अथंका कलशरूप काव्य कहते है--भ्रखंडितं' इत्यादि । श्र्थ--वह उत्कृष्ट 
तेज प्रकाशरूप हमें होवे, जो सदा काल चेतन्यके परिणमनसे भरा हुग्रा है। जैसे लवणकी 
डली एक क्षाररसकी लीलाका भ्रालम्बन करती है, उसी भाँति जो तेज एक ज्ञानरसस्वरूपको 
ग्रालम्बन करता है । जो कि तेज अखंडित है--याने ज्ञेयोंके श्राकारसे खंडित नहो होता; अना- 
कुल है प्रर्थात्‌ जिसमें कमंके निमित्तसे हुए रागादिकोसे उत्पन्न श्राकुलता नही है; अविनाशी 
है; जो प्रंतरंगमें तो चेतन्यभावसे देदीप्यमान अनुभवमे श्राता है शोर बाह्यमे वचनकायकी 
क्रियासे प्रकट देदीप्यमान है, जो सदा सहज ग्रानन्दविलासमय है, जिसे किसीने रचा नहीं है 
भौर सदेव जिसका विलास उदयरूप है; एकरूप प्रतिभासमान है, ऐसा चैतन्यतेज हमारे उप- 
योगमें रहे । 
प्रसंगविबरण--श्रनन्तरपूर्व यह कहा गया था कि शुद्धनयात्मिका जो ज्ञानानुभ्ति है 
वही श्रात्मानुभृति है, भ्रब उसीके समर्थनमें कहते है कि जो ऐसे ज्ञानस्वरूप श्रात्माको देखता 
है वह भावश्ुतज्ञानहूप सर्व जिनशासनको देखता है प्र्थात्‌ द्रव्यभ्रृतके द्वारा वाच्य व भावश्ुत 
के द्वारा ज्ञेय जैनशासनके निष्कषरूप प्रादिमध्यान्तरहित समयसारक्ों देखता है । 
तथ्यप्रकाश--( १) जिनशासन भावश्र्‌ तरूप है, भावश्र तज्ञानरूप है, ज्ञानकी भ्रनुभति 
प्रात्मानुमूति है, भरत: आ्रात्मदर्शश सर्वंजिनशासनका दर्शन है। (२ )खवत्र जीव ज्ञानका ही 











पूर्व रंग 2५” “है. 
ल्थोन्यप्रव्यसंयोगव्यवच्छेरेन केवल एबानुभ्यमान: स्वेतोप्येकलबणरसत्वाल्लवणात्वेन स्वदते 


तथात्मापि परद्रव्यसंयोगव्यवच्छेदेव केवल एवानुभयमानः स्वतोप्येकविज्ञानघनत्वात्‌ जानत्वेन 
स्वदते ॥॥१५॥ 


ग्रखंडितमनाकुलं ज्वलदनंतमंतर्बहिर्मह: परममस्तु नः सहजमुद्विलासं सदा । 

चिदुच्छुलनिर्भर सकलकालमालंबते यदेकरसमुल्लसल्लवणखिल्यलीलायितं ॥॥१४।॥ 
एव ज्ञानचनो नित्यमात्मा सिद्धिमभीप्सुभिः । साध्यसाधकभावेन द्विघैकः समुपास्यतां ॥१५॥ 
अबद्धस्पृष्टं-द्वितीया एक० कर्मविशेषण, अनन्य-द्वितीया एक० कर्मविशेषण, अविशेष॑-द्वितीया एक० कर्म- 
विशेषण अपदेशसूत्रमध्य-द्वितीया एक०, द्वितीय क्रियाके कर्मका विशेषण, पश्यति-लट्‌ वर्तमान अन्य 
पुरुष एक०, जिनशासन-द्वितीया एक० कर्मकारक ॥१५॥ 
स्वाद लेता है, परन्तु इस तथ्यका श्रज्ञान होनेसे परज्ञेयमें प्रासक्त होकर, लुब्ध होकर भिथ्या- 
दृष्टि जीव ज्ञेयाभिमुखरूपसे ज्ञानकों स्वादता है, ज्ञानाभिमुखरूपसे ज्ञानको नहीं स्वादता। 
(३) जैसे नमकीन पकोड़ी खाने वाला नमकका स्वाद ले रहा है, परन्तु प्रबुद्ध जन पकोड़ीका 
आ्रासक्त होकर पकोड़ीका ही स्वाद मानता हुआ नमकको स्वादता है, नमकका स्वाद मानता 
हुआ नमकको नही स्वादता है । (४) कोई केवल नमककी डलीको ही स्वादे तो बहाँ अ्रमको 
गुजाइश नही, मात्र नमकका हो स्वाद अनुभवा जाता है ऐसे हो कोई केवल ज्ञानस्वरूपको ही 
जाने ग्रनुभवे तो वहाँ अश्रमकी गुंजाइश नही, मात्र ज्ञानका ही स्वाद प्रनुभवा जाता है । 

सिद्धांत--( १) श्रात्मा ज्ञानस्वरूप है वह जाननका ही कर्ता है चाहे विकल्परूप जानने 
का कर्ता रहे, चाहे श्रविकार जाननका कर्ता रहे । (२) ग्रविकार मात्र ज्ञाता समयस्तारका 
द्रष्टा है । 

हृष्टि--- १- कोरककारकिभेदक सदूभ्तव्यवहारनय (७३) । २- शुद्धनय (४६)। 

प्रयोग--स्वाद तो सदा ज्ञानका ही लिया जा रहा, . किन्तु परपदार्थोमें, विषयोंमें सुख 
पानेका श्रम होनेसे जेयोकी भर ही भुकक्र ज्ञानका स्बाद लिया जा रहा है प्रर्थात्‌ ज्ञेयमिश्रित 
ज्ञानका स्वाद लिया जा रहा. है यह प्रक्रिया प्रनर्थकारी है। प्रतः इस तथ्यको जानकर सर्वे 
परज्ञेगोंकी उपेक्षा करके प्रथवा परका ख्याल छोड़ करके मात्र ज्ञानस्वहूपका ज्ञान रखकर 
केवल ज्ञानका हो स्वाद लो ॥१५॥ 

अरब अगली गाथाकी उत्थानिकारूप “एब ज्ञान” इत्यादि श्लोक कहते हैं । भ्रथे--- 
पूव॑कथित ज्ञानस्वरूप जो नित्य श्रात्मा है उसकी सिद्धिके इच्छुक पुरुषोंके द्वारा साध्य-साधक 
भावके भेदसे दो तरहका होनेपर भी एकरूप ही सेवनीय है, उसे सेवन करो भ्र्थात्‌ दर्शन, 
ज्ञान, चारित्र साधक भाव है यही गाथामें कहते हैं-- 


श्र ; समयसार 


दंसणणाणचरित्ताणि सेविदव्याणि साहुणा शिव्चं । 
ताणि पुण जाण तिरिणवि अपाणं चेव शिव्हयदो ॥१६॥ 
चारित्र ज्ञान दर्शन, पालों सेबो सदा हि साधुजनो । 
किन्तु तोनों हि समझो, निश्चयसे एक ग्रात्मा ही ॥१६॥ 
है दर्शनश्ञानचरित्राणि सेवितव्यानि साधुना नित्य॑ | तानि पुनर्जानीहि भीष्यप्यात्मानमेव निश्चयतः ॥१६॥ 
येनैव हि भावेनात्मा साध्यः साधनं च॒ स्यात्तेन॑वायं नित्यमुपास्य इति स्वयमाकृय 
परेषां व्यवहारेण साधुना दर्शनज्ञानचारित्राणि नित्यमुपास्यानीति प्रतिपाद्यते । तानि पुनस्त्री- 
ए्यपि परमार्थेनात्मैक एवं वस्त्वंत्राभावाद्‌ यथा देवदत्तस्य कस्यचिद्‌ ज्ञानं श्रद्धानमनुचरणं च 


नामसंज्ञ-दंसणणाणचरित्त, सेविदव्व, साहु, णिच्चं, त, पुण, ति, वि, (अप्प, चेव, णिच्छयदो । 
धातुसंज्ञ-सेव सेवाया, साह साधने तृतीयगणी, जाण अवबोधने । प्रक्तिशब्द--दर्शनशानचरित्र, सेवितव्य, 


[साधुना ] साधु पुरुषोंको [दर्शनज्ञानचरित्रारित] दशंन, ज्ञान और चारित्र [नित्य॑] 
निरन्तर [सेक्तिव्यानि] सेवन करने योग्य हैं [पुनः] भ्रोर [तानि त्रीरि! भ्रपि | उन तीनोंको 
ही [निश्चयतः ] निश्चयनयसे [प्रात्मानं एबं] एक श्रात्मा ही [जानोहि] जानो । 

तात्पयं-- श्रनुरूप भेदोपासना व अभेदोपासनासे श्रपने झ्रात्माकी सेवा करनी चाहिये । 

टोकार्थ--यह झात्मा जिस भावसे साध्य तथा साधन हो उसी भावसे नित्य सेवने 
योग्य है, ऐसा स्वयं विचार करके, दूसरोंके लिए व्यवहारनयसे ऐसा प्रतिपादन करते हैं कि 
साधु पुरुषोंको दर्शन, ज्ञान, चारित्र सदा सेवने योग्य है, किन्तु परमार्थसे देखा जाय, तो ये 
तीनों एक प्रात्मा हो हैं, क्योंकि ये अ्रन्य वस्तु नही हैं, आत्माके ही पर्याय है । जैसे किसी देव- 
दत्त नामक पुरुषके ज्ञान, श्रद्धान भौर भ्राचरण हैं, वे उसके स्वभावकों उल्लंघन नही करते, 
इसलिए वे देवदत्त पुरुष ही हैं, भ्रन्य वस्तु नही हैं, उसी प्रकार प्रात्मामें भी श्रात्माके ज्ञान, 
श्रद्धान शोर आचरण श्रात्माके स्वभावकों नहीं उल्लंघन करते, इस कारण ये श्रात्मा ही हैं, 

न्‍्य वस्तु नही हैं । इस कारण यह सिद्ध हुआ कि एक श्रात्मा ही सेवन करने योग्य है, यह 
श्रपने भ्राप ही प्रसिद्ध होता है। भावाथ--दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों झ्ात्माके ही पर्याय हैं, 
कुछ जुदी वस्तु नही है, इसलिये साधु पुरुषोंको एक आत्माका ही सेवन करना चाहिये, यह 
निश्चय है झोर व्यवहारसे भ्रन्यको भी सव्यवहार निश्चयका उपदेश करना चाहिये । 

भ्रव इसी अथका कलशरूप श्लोक कहते हैं--'दर्शन” इत्यादि । अर्थ--यह श्रात्मा 
प्रमाणहृश्टिसे देखा जाय तब एक कासमें मेचक याने अनेक प्रवस्थारूप भी है झौर प्रमेचक याने 
एक अ्रवस्थारूप भो है। क्योंकि भेददृष्टिसे इसके दर्शन, ज्ञान, चारित्र ऐसी तीनरूपता है और 


पूर्व रंग |. करे 


देवदत्तस्य स्वभावानत्तिक्रमाह वदत्त एव न वस्त्वंतरं । तथात्मन्यप्यात्मनो ज्ञान श्रद्धानमनुचरणं 
चात्मस्वभावानतिक्रमादात्मीव न वस्त्वंतरं, तत श्रात्मा एक एवोपास्य इति स्वयमेव 
साधु, नित्य, तत्‌, पुनस्‌, त्रि, अपि, आत्मनू, च, एवं, निश्चयत:। मूलधातु--हशिर्‌ दर्शने, ज्ञा अवबोधने, 
चर गत्यर्थ,, साध संसिद्धों । पदविवरण--दर्शनज्ञानचरित्राणि-प्रथमा बहुवचन कर्मवाच्यमें कर्म। सेवित- 
कमाए धन अब तहत लिया लाश गया पा 5 गम हे ती। ति ज बता 
स्वयं परमार्थ एकरूप ही है। 

भ्रागे कहते है--' दर्शन” इत्यादि । श्रर्थ--व्यवहा रहृष्टिसे देखां जाय तब भ्रात्मा एक 
है तो भी तीन स्वभावरूप होनेसे ग्रनेकाकार है; क्योंकि वह दर्शन, ज्ञान, चारित्ररूप परिणा- 
मता है। भावाथे-- शुद्ध द्रव्याथिकनयसे श्रात्मा एक है; इस नयकी मुख्यतामें कहा जाय, 
तब पर्यायाथिकनय गोण हो जाता है। सो एकको तोनरूप परिणमता कहना यही व्यवहार 
हुआ, ऐसे व्यवहारनयसे दशेन, ज्ञान, चारित्र परिणाम होनेसे भात्माको मेचक कहा है । 

अब परमार्थनयसे कहते हैं “परमार्थन” इत्यादि । श्रथें-“-प रमाथ हृष्टिसे देखा जाय तब 
प्रकट ज्ञायकज्योतिमान्र आत्मा एकस्वरूप है, क्योंकि इसका शुद्ध द्रव्याथिकनयसे सभी प्रन्य 

द्रव्यके स्वभाव तथा अन्यके निमित्तसे हुए विभावोंकों दूर करनेहूप स्वभाव है । ग्रत: अमेचक 

है, भ्रर्थात्‌ शुद्ध एकाकार है । 

यहाँ प्रमाणनयसे मेचक अ्रमेवक कहा सो इस चिन्ताकों मेट जैसे साध्यकोी सिद्धि हो 
वैसे करना यह 'भ्रात्मनः:” इस काव्यमें कहते है | भ्र्ण-- यह आरात्मा मेचक है, भेदरूप श्रने- 
काकार है तथा अमेचक है, श्रभेदरूप एकाकार है, ऐसी चिन्ताको छोड़ो । साध्य प्रात्माकी 
सिद्धि तो दर्शन ज्ञान और चारित्र--इन तीनों भावोसे ही होती है दूसरी तरह नहीं, यह 
नियम है। भावाथ-आत्मस्वभावकी सिद्धि छुद्ध द्रव्याथिकनयसे होती है। ऐसा जो शुद्ध 
स्वभाव साध्य है, वह पर्यायाथिकस्वरूप व्यवहारनयसे ही साधा जाता है, इसलिये ऐसा कहा 
गया है कि भेदाभेदकी कथनीसे कया, जिस तरह साध्यकी सिद्धि हो वैसे करना । व्यवहारी 
जन भेद द्वारा ही तथ्य समभते हैं। इस कारण दर्शन, ज्ञान और चारित्र तोनों परिणामरूप 
हो प्रात्मा है, इस तरह भेदकी प्रधानतासे भ्रभेदकी सिद्धि करनेके लिये कहा गया है । 

प्रसंगविबवरण--पअ्रनन्तरपूर्व. जिस शुद्ध ग्रात्माके दर्शनका भ्रादेश था उसकी दृष्टि व 
उपासना किस प्रकार करना चाहिये, इस उत्सुकताकी पूर्ति इस गाथासे हो जातो है । 

तथ्यप्रकाश-- (१) प्रात्मा ही साध्य है और ग्रात्मा ही साधन है अर्थात्‌ शुद्धात्मोप- 
लब्धि साध्य है श्रौर शुद्धात्मानुवृत्ति साधन है। (२) निश्चयनयसे शआ्ात्मा सेवने योग्य है । 
(३) व्यवहारनयसे दर्शन, ज्ञान व चारित्र सेवने योग्य है। (४) परमार्थतः दर्शन, ज्ञान, 








भू ह समयसार 
प्रयोलते । स किल--- 


द्शतज्ञानवा रित्रैस्त्रित्वादेकत्वतः स्वये । मेचकोउमेचकश्चापि सममात्मा अमाणत: !।१६।॥ 
दर्शनज्ञानचा रित्रेस्त्रिभि: परिशतत्वतः । एकोपि त्रिस्वभावत्वाद व्यवहारेश! मेचकः १ ७॥। 
परमार्थेन तु व्यत्तन्नातृत्वज्योतिषैककः । सर्वभावांतरध्वंसिस्वभावत्वादमेचक: ।॥॥१८॥ 
प्रात्मनश्चितयैवालं मेचकामे जकत्वयो: । दर्शनज्ञानचारित्रे: साध्यसिद्धिन चान्यथा ॥१६।॥ १६॥॥ 





द्वितीया बहु० कर्मकारक । पुनः-अव्यय । जानीहि-लोटू मध्यम एक०। त्रीणि-द्वितीया बहु० । अपि- 
चारित्र यह सब एक प्रात्मा हो है । (५) दर्शनब्ञानचारित्ररूप परिणमता हुप्ना ग्रात्मा वस्तुतः 

एक है, सो आ्रात्मा मेचकामेचक है । (६) दर्शनज्ञानचारित्ररूप परिणत होनेसे प्रात्मा मेचक 
है | (७) ज्ञानज्योतिर्मात्र होनेसे भ्रात्मा भ्रमेचक है | (८) सहजात्मोपलब्धिका सुगम उपाय 
सम्यर्दर्शन, सम्यस्ज्ञान व सम्यक्चारित्ररूप परिणमना है । 

सिद्धान्त--( १) वस्तुतः श्रात्मा ही साध्य है व ग्रात्मा ही साधन है। (२) आत्मा 
भेचकामेचक है । (३) भात्मा मेचक है । (४) झात्मा अमेचक है । 

हृष्ट--१-कारककारकिभेदक सद्भुतव्यवहार (७३) । २-प्रमाणसिद्ध । ३-सत्ता- 
सापेक्षनानात्मक पर्यायाथिक (६०) । ४-परमशुद्धनिश्वयनय (४४) । 

प्रयोग-भ्रात्माका परिचय करके, आत्मतत्त्वका श्रद्धान करके, ग्रात्माके सानुभव ज्ञान 
द्वारा प्रात्मामें रमण करके सहज प्रानंदमय ज्ञायकभावरूप अपनेको अनुभवना चाहिये ॥१६७ 


अरब इसी रत्नत्रयको दो गाथाप्रोंमें दृष्टान्त द्वारा व्यक्त करते है--[ यथा नाम] जैसे 
[कोपषि ] कोई [श्रर्याथिक: पुरुष:] धनका चाहने वाला पुरुष [राजानं ] राजाको | ज्ञात्वा ] 
जानकर [ श्रद्दधाति | श्रद्धान करता है [ततः] उसके बाद [तं] उसकी | प्रयत्नेन प्रनुच- 
रति|] भ्रच्छी तरह सेवा करता है [एवं हि] इसी तरह [मोक्षकामेन ] मोक्षको चाहने वाला 
[जोवराजः ] जीवरूप राजाको [ज्ञातव्यः] जाने [पुनः च| और फिर [तथैव] उसी तरह 
[ श्रद्धातब्यः | श्रद्धान करे [तु च स एव] उसके बाद [ अ्रनुचरितव्य:] उसका भ्रनुचरण करे 
प्रर्थात्‌ तन्मय हो जाये । 

तात्पयें--भेदोपसनाकी विधि आत्मतत्त्वका ज्ञान, श्रद्धान, ग्राचरण है । 

टोकार्थ--निश्चयसे जैसे कोई घनको चाहने वाला पुरुष प्रयत्नसे पहले तो राजाको 
जानता है पश्चात्‌ उसीका श्रद्धान करता है उसके पश्चात्‌ उसीका सेवन करता है उसी तरह 


पूर्व रंग ५५ 
जह णाम को वि पुरिसो रायाणं जाणिऊण सदृहृदि । 
तो तं॑ अशुचरदि पुणो अत्यत्यीओ पयत्तेण ॥१७॥ 
एवं हि जीवराया णादलो तह ये सहहेदलो । 
अगुवरिदत्वो य पुणो सो चेव दु मोक्सकामेण ॥१८॥ (युगलम) 


ज्यों कोई पुरुष धनका, इच्छुक नुपषको सु जानकर माने । 
सेवा मि करे उसको, उसके श्रनुकुल यत्नोंसे ॥१७।। 
त्योँ मोक्षरचिक पुरुषों, शुद्धात्मा देवको ,सही जानों। 
मानो व भजो उसको, स्वभावसद्भाव यत्नोंसे ॥॥१८॥ 
यथा नाम कोपि पुरुषो राजान ज्ञात्वा श्रदृदधाति । ततस्तमनुचरति पुनरर्थाथिक: प्रयत्नेन ॥ १७॥ 
एव हि जीवराजो ज्ञातव्यस्तथैव श्रद्धातव्य:। अनुचरितव्यवच पुनः स चैव तु मोक्षकामेन ॥१५॥। 
यथा हि कश्वित्पुरुषोर्र्धार्थी प्रयत्नेन प्रथममेव राजानं जानोते ततस्तमेव श्रद्धत्ते तत- 
स्तमेवानुचरति । तथात्मना मोक्षाथिना प्रथममेवात्मा ज्ञातव्यग, ततः स एव श्रद्धातव्यः, ततः 
स एवानुचरितव्यश्च साध्यसिद्धेस्तथान्यथोपपत््यनुपपत्तिभ्यां । तत्र यदात्मनोनुभूयमानानेक भाव- 
संकरेपषि परमविवेककौशलेनायमहमनभूतिरित्यात्मज्ञानेन संगच्छुमानमेव तथेतिप्रत्ययलक्षरां 


नामसंज्ञ-जह, णाम, क, वि, पुरिस, राय, तो, त, पुणो, अत्थत्थि, पयत्त, एवं, हि, जीवराय, तह, 
य, य, पुणो, त, चेत, दु, मोक्खकाम । धातुसंज्ध-जाण अवबोधने, सद्‌-दह धारणे, अनु-चर गतौ, काम 
इच्छाया । प्रकृतिशब्द-- यथा, नामन्‌, किस, अपि, पुरुष, राजन, तत्‌, तत्‌, पुनर्‌, अर्थाथिक, प्रयत्न, एव 


मोक्षकों चाहने वाला पहले तो ग्रात्माकों जाने, श्रनन्तर उसीका श्रद्धान करे उसके पश्चात्‌ 
उसोका श्रनुचरण करे, क्योंकि निष्कर्म श्रवस्थारूप श्रभेद शुद्धस्वरप साध्यकी इसो प्रकार 
उपपत्ति (सिद्धि) है भ्रन्यथा अनुपपत्ति है । जिस समय गआरत्माके श्रनुभवमें श्राये हुए श्रनेक 
पर्यायरूप भेदभावोंसे मिश्रितता होनेपर भी परम भेदज्ञानकी प्रवीगतासे जो यह पबनुभूति है 
कि “यहो मैं हूं” ऐसे ग्रात्मज्ञानसे युक्त होता हुआ यह ग्रात्मा जैसा जाना वैसा ही है, ऐसी 
प्रतीतिस्वरूप श्रद्धान प्रकट होता है उसी समय समस्त भ्रन्य भावोसे भेद होनेके कारण निःशंक 
ही ठहरनेमें समर्थ होनेसे उदीयमान हुम्ना श्रात्माका श्राचरण आत्माकों साधता है । इस तरह 
तो खाध्य भ्रात्माकी सिद्धिकी तथोपपत्ति प्रसिद्ध है। परन्तु जिस समय ऐसा श्रनुभूतिस्वरूप 
भगवान पआ्रात्मा बाल गोपाल तक सदाकाल स्वयं ही अनुभवमे आता भो श्रनादिबंधके बशसे 
परद्रव्यों सहित एकत्वका निश्चय कर पअज्ञानीके “यह मैं हूं” ऐसा अ्रनुभूतिरूप आत्मज्ञान नही 
प्रकट होता, उसके भ्रभावसे भ्रज्ञात गधेके सीगके समान श्रद्धानका भो उदय नहीं होता । उस 





४६ समयसार 


श्रद्धानमुत््लवते तदा समस्तभावान्तरविवेकेन निःशद्भुमेव स्थातुं शक्यत्वादात्मानुचरणामुत्प्लव- 
' मानमात्मानं साधयतीति साध्यसिद्धेस्तथोपपत्ति:। यदात्वाबालगोपालभेव सकलकालमेव स्वय- 
मेवानुभूयमानेषि भगवत्यनुभृत्यात्मन्यात्मन्यनादिबंधवशात्‌ पर: सममेकत्वाध्यवसायेन विमूढ- 
स्थायमहमनभूतिरित्यात्मज्ञानं. नोत्प्लवते तदभावादज्ञातखरश्वज्भूश्रद्धानसमानत्वाच्छुद्धानमपि 
नोत्प्लवते तदा समस्तभाबांतराविवेकेत निःशड्भुमेव स्थातुमशकयत्वादात्मानु चरणमनुत्प्लवमानं 
नात्मानं साधयतीति साध्यसिद्धे रन्‍्यथानुपपत्ति: । 
हि जीवराज, तथा, एब, च, पुनर, तत्‌ थ, एवं, तु, मोक्षकाम। मूलधातु-अत्‌-डुधाज, घारणपोष- 
णयो: । अनु-चर गत्यर्थ:। ज्ञा अवबोधने। मुच प्रमोचने मोदे च । कम्रु कान्‍्तौ, कान्तिरिच्छा | पदब्षिय- 


रण--यथा-अव्यय । नाम-प्रथमा एक० | क:-प्र० एक० । अपि-अव्यय । पुरुष:-प्रथमा एक० कर्ताकारक । 
राजनं-द्वितीया एक० । ज्ञात्वा-असमाप्तिकी क्रिया, श्रदृदधाति-श्रत्‌ दधाति-वतंमान लट अन्य पुरुष ए०। 


समय समस्त अन्य भावोंसे भेद न होनेके कारण निःशक प्रात्मामे हो ठहरनेकी अ्रसामर्थ्यंसे 
श्रात्माका आचरण न होनारूप परिणमन ओआत्माकों नहीं साध सकता। इस तरह साध्य 
प्रात्माकी सिद्धिकी ग्रन्यथानुपपत्ति प्रसिद्ध है। 

भावाथं---साध्य श्रात्माकी सिद्धि दर्शनज्ञानचारित्रसे ही है, भ्रन्य प्रकार नही है । 
बयोंकि पहले तो श्रात्माकों जाने कि “यह मैं हूं” उसके प्रतन्तर इसकी प्रतीतिरूप श्रद्धान 
होता है। बिना जाने श्रद्धान किसका हो ? फिर समस्त अन्य भावोंसे भेद करके अ्पनेमें स्थिर 
होवे ऐसे ग्रात्माकी सिद्धि है। जब जानेगा नही तब श्रद्धान भी नही हो सकेगा | तब स्थिरता 
किसमें कर सकता है ? इसलिये दूसरी तरह सिद्धि नहीं है, ऐपा निश्चय है । 

प्रब इसीको हृंढ़ करनेके लिये कलशरूप काव्य कहते है--'कथमसपि” इत्यादि । 
प्रं--किसी भी प्रकार तीनपनेको प्राप्त होनेपर भी एकरूपतासे च्युत न हुई, निर्मल उदयको 
प्राप्त हुई, श्रनंत चेतन्य चिह्न वाली इस श्रात्मज्योतिकों हम निरन्तर झनुभवते हैं, क्योंकि 
ग्रन्य प्रकारसे साध्य आत्माकी सिद्धि कभो तहीं होती किसी तरह नहीं होती । भावार्थ-- 
झाचाये कहते हैं कि जिसके किसी तरह पर्यायहृष्टिसे तोनपना श्राप्त है तो भी शुद्धद्रव्यदृष्टिसे 
एकरूपता नही छूटी है तथा भ्रनन्त चैतन्यस्वरूप निर्मल उदयको प्राप्त है. ऐसी श्रात्मज्योतिका 
हम निरन्तर भ्रनुभव करते हैं । 

प्रसंगविवरण--अनन्तर पूर्व गाथामें कहा गया था कि व्यवहारसे दर्शन, ज्ञान, 
धारित्र सेवनोय है, निश्चयसे आत्मा सेवतीय है उसी कथनका प्रेषिटिकल रूपमें ,यहाँ विवरण 
किया गया है । 

तथ्यप्रकाश--( १) मोक्षमाग्ग पानेके लिये प्रथम प्रात्माका कुछ परिचय श्रावश्यक है। 








पूर्व रंग ५७ 
कथमपि समुपात्तत्रित्वमप्येकताया श्रपतितमिदमात्मज्योतिरुदृगच्छदच्छम । 
सततमनुभवामोध्नंतचेतन्यचिह्नौ न खलु न खलु यस्मादन्यथा साध्यसिद्धिः ॥२०॥१७-१८॥ 

ननु ज्ञानतादात्म्यादात्मा ज्ञानं नित्यमुपास्त एवं कुतस्तदुपास्यत्वेनानुशास्यत इति 
चेत्तन्न, यतो न खल्वात्मा ज्ञानतादात्म्पेपि क्षणमपि ज्ञानमुपास्ते स्वयंबुद्ध-बोधितबुद्धत्वकारण- 
पूबंकत्वेन शानस्योत्यत्तेः | तहि तत्कारणात्वूव॑मज्ञान एवात्मा, नित्यमेवाप्रतिबुद्धत्व।देवमेतत्‌ । 
तहि कियंतं कालमयमप्रतिबुद्धों भवतीत्यभिधीयतां-- 


कन्ीीओओ जीत तल नल तऔ+ततनऔवन्‍+++त+ेव3+००००9+_++०+ौ०+०++>+3त3+3+3तन्‍ तन तन लत न तन न + «5 


ततः हेत्वर्थ पंचरम्यां तसू-अव्यय । त-द्वितीया एक० , अनुचरति-अनु-चरति-अन्य पुरुष एक० क्रिया। 
पुन:-अव्यय । अर्थाथिक:-प्रथमा एक० कतृ विद्येषण । प्रयत्नेन-तृतीया एक० । एव-अन्यय । जीवराज.-- 
प्रथमा एक० कर्मवाच्यमें कर्म | ज्ञातव्य:-प्रथमा एक० कृदन्त क्रिया। तथा च-अब्यय | श्रददधातव्य:- 
प्रथमा ए० कृदन्त क्रिया । अनुचरितव्य.-प्रथमा एक७ कृदन्त क्रिया । स:-प्रथमा एक० कर्मवाख्यमे कर्म । 
तु-अव्यय । मोक्षकामेन-तृतीया एक०, कर्मवाच्यमें कर्ता या कतूं विशेषण । 


3 33 न ली आ मल नम 2 पा जल जा कल जज लक 33 > आज आज. ली. तल 3 मल आीज अल शी नल की फल क काड अमल जज ली हज न अल ली नड लत का 


(२) ग्रात्मपरिचयके बाद आत्माका अनुभवपूर्वक श्रद्धान होता है। (३) सानुभव श्रद्धानके 
साथ ही ज्ञान सम्यग्शान हो जाता है। (४) आात्माका श्रद्धान ज्ञान होनेपर प्रात्माके अ्रनुरूप 
झाचरण होता है। (५) प्रात्माके श्रद्धान, ज्ञान, श्राचरणसे सहजपरमात्मतत्त्वकी सिद्धि होती 
है । (६) शआत्माके श्रद्धान, ज्ञान, श्राचरणके न होनेपर सहजपरमात्मतत्त्वकी सिद्धि कभी नहीं 
होतो । 

सिद्धान्त-- (१) शुद्धात्मा निविकार स्वसवेदनज्ञानसे ज्ञातय्य है । (२) सम्यर्दशशन, 
सम्यग्ज्ञान, सम्यक्वारित्रकी एकता मोक्षमार्ग है । 

हृष्टि-- !- शुद्धनय (४६) । २- एवंभूतनय (४३) | 

प्रयोग-- भात्माको व्यवहारनयसे (गुणादिपरिचयसे) पहिचानकर सहुजज्ञानानन्दस्व- 
भाव शुद्ध भन्तस्तत्त्वका श्रद्धान कर निविकल्प स्वसंवेदन समाधिसे निरन्तर भ्रनुभव 
करना ॥१७-१८।॥ 

प्रश्न--भ्रात्मा तो ज्ञानसे तादात्म्यस्वरूप है, जुदा नहीं है, इसलिये आ्रात्मा ज्ञानका 
नित्य सेवन करता ही है, फिर ज्ञानकोी हो उपासना करनेकी शिक्षा क्‍यों दो जाती है ? समा- 
धान--यह कहना ठीक नही, यद्यपि भ्रात्मा ज्ञानसे तादात्म्यरूप है तो भो यह एक क्षणमात्र 
भी ज्ञानकी उपासना नही करता । इसके ज्ञानकी उत्पत्ति स्वयं ही जाननेसे अथवा दूसरेके 
बतलानेसे होती है; क्योंकि या तो काललब्धि श्राये तब श्राप ही जान लेता है या कोई जनावे 
तब जान सकेगा । भप्रश्न---यदि इस तरह है तो जाननेके कारणके पहले आत्मा भ्ञज्ञानी ही 
है, क्योंकि सदा ही इसके प्रप्रतिबुद्धपना है ? उत्तर--प्रह बात ऐसे ही है कि वह भज्ञानी ही 


भ्प समयसार 


कम्मे गोकम्मक्मि य अहमिंदि अहकं व्‌ कम्म णोकम्मं । 


जा एसा खलु बुद्धो अपडिबुद्धों हवदि ताव ॥१६॥ 
विधि विभाव देहोंमें, 'एह में में यह' को एकता जब तक । 
जिसकी मतिमें रहती, श्रज्ञानी जोब है तब तक ॥१६॥ 
कृर्मणि भोकमंणि चाहमित्यहक॑ च कर्म नोकम । यावदेषा खलु बुद्धिरप्रतिबुद्धों भवति तावत्‌ ॥१६॥ 
पथा स्पर्शेरसगंधवर्णादिभावेषु प्रथुबुध्नोदराद्याकारपरिणतपुदुगलस्कधेषु घटोयमिति 
घटे च स्पश रसगंधवर्णादिभावा: पृथबुध्नोदराद्याकारपरिणतपुदूग लस्कधाश्चामी इति वस्त्वभेदेन। 
नुभूतिस्तथा कमंरि। मोहादिष्वंतरंगेषु, नोकमंरि। शरीरादिषु बहिरंगेषु चात्मतिरस्कारिषु 
..... नाससंज्ञ- कम्म, णोकम्म, य, अम्ह, इदि, अम्ह, च, कम्म, णोकम्म, ज, एत, खलु, बुद्धि, अप्पडि 
बुद्ध, ताव। धातुसंज्ञ-बुज्म अवगमने, हो सत्तायां। प्रक्कृतिशब्द-कर्मन्‌, नोकर्मनू, च, अस्मत्‌, इति, 
है। तो फिर यह पझ्लात्मा कितने समय नक ग्रप्रतिबुद्ध (अज्ञानी) रहता है ? उसके स्वयं 
एकरूप गायासूत्र कहते हैं-- 
[यावत्‌ | जब तक इस प्रात्माके [कर्मरिण] ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म व भावकर्ममें 
[वा] औौर [नोकसंरि/] शरीर झ्रादि नोकमंमें [अरहं कर्म नोकसं] मैं कर्म नोकर् हूं |[च 
इति श्रहक॑] प्रोर ये कर्म नोकमं मैं हूं [एबा खलु] ऐसी निश्चयसे [मतिः | बुद्धि है [तावत्‌ 
तब तक [ श्रप्रतिबुद्धः] यह श्रात्मा भ्रप्रतिबुद्ध याने भ्ज्ञानी [मवति] है । 
तात्पयं---विकार व शरीरमें प्रात्मत्वका झनुभबन होना श्रज्ञान है । 
टीकार्थ-- ज॑से स्पर्श, रस, गंध और वर्णा श्रादि भावोंमें चौड़ा नीचे भ्रवगाहुरूप उदर 
झादिके आकार परिणत हुए पुदूगलके स्कंघोंमें यह घट है ऐसा श्लौर घटमें स्पर्श, रस, गंध 
भ्रौर वर्णादि भाव है तथा पृथुबुध्नोदर प्रादिके ग्राकार परिणत पुदूगल स्कंघ हैं, ऐसा वस्तुके 
अभेदसे भ्रनुभव है, उसी तरह कर्म--मोह श्रादि अंतरंग परिणाम और नोकमं--शरीर 
ग्रादि बाह्य वस्तुयें सब पुदूगलके परिणाम हैं जो कि आांदमाके तिरस्कार करने वाले हैं, उनमें 
ये कर्म नोकमं "मैं हूं' तथा मोहादिक अंतरंग श्रौर शरोरादि बहिरंग कर्म श्रात्माके तिरस्कार 
करने वाले पुदूगल परिणाम मुम श्रात्मामें हैं, इस प्रकार बस्तुके अभेदसे जब तक शअनुभूति है 
तब तक प्रात्मा अप्रतिबुद्ध है, श्रज्षानी है। भौर जब किसी समय जैसे रूपी दर्पणके आकार 
को प्रतिभास करने वाली स्वच्छता ही है तथा उष्णता झौर ज्वाला अग्निकी है, उसी तरह 
अरूपी आात्माकी अपने परके जानने वाली ज्ञातृता (ज्ञातापना) हो है और कम नोकमं पुदूगल 
के ही हैं, ऐसी अपने श्राप ही भ्रथवा दूसरेके उपदेशसे भेदविज्ञानमूलक अनुभूति उत्पन्न हो 





पूर्व रंग ५६ 
पुदूंगलपरिराम्रेष्वहुमित्यात्मनि च कमंमोहादयोउन्तरंगा नोकमेंशरीरादयो बहिरंगाश्चात्मतिर- 
स्कारिणः पुद्गलपरिणामा अ्मी इति वस्त्वभेदेन यावंतं कालमनुभूतिस्तावंतं कालमात्मा भव- 
त्यप्रतिबुद्ध । यदा कदाचिद्यथा रूपिणो दपंणस्प स्वपराकारावभासिनी स्वच्छुतैव वहन रोष्प्यं 


७+3+.+++६२६8३४६४६+३४३२३२३२३3३8+8३६::७६-----+----....न्‍न्‍नझन-.0हहै....-००-----.-.०नब.-०«->“त्लन*+ 


अहक, च, कमंन्‌, नोकर्मन्‌, यावत्‌, एतत्‌, खलु, बुद्धि, अप्रतिबुद्ध, तावत्‌। मूलधातु--डकृंज करणे, बुध 
अवगमने, भू सत्तायां । पदविवरण--कर्मणि-सप्तमी एकवचन । नोकमंणि-सप्तमी एक० । च-अव्यय । 
,अहं-प्रथमा एक० 3 इति-अव्यय | अ । अहकं-प्रथमा एक०। कर्म-प्रथमा एक०। नोकर्म--प्रथमा एक०॥ 
जायगी तब ही यह प्रात्मा प्रतिबुद्ध (ज्ञानी) होगा । 

भावा्थ--जब तक जीव ऐसा जानता है कि जैसे स्पर्श श्रादिक पुदुगलमें है और 
पुद्गल स्पर्शादिमें है उसी तरह जीवमें कम तोकम है प्रौर कम नोकमंमें जीव है तब तक 
तो वह प्रज्ञानी है और जब यह जान ले कि ग्रात्मा तो ज्ञानस्वरूप ही है धौर कर्म नोकर्म 
पुदूगल ही हैं तभी यह ज्ञानी होता है। जैसे दर्पंणमें प्रग्निकी ज्वाला दीखतो हो, वहाँ ऐसा 
जाने कि ज्वाला तो अग्निमें ही है, दर्पणमें नहीं बैठी, जो दप॑शरम दीख रही है वह दपंणकी 
स्वच्छता ही है । इसी तरह कर्म नोकरमम भ्रपने आत्मामें नहीं बैठे, आत्माके ज्ञानकी स्वच्छता 
ऐसी है जिसमें ज्ेयका प्रतिभास होता है। इस प्रकार कर्म नोकमं ज्ञेय हैं, वे मात्र प्रतिभासित 
होते है, ऐसा अनुभव स्वयमेव हो अ्रथवा उपदेशसे हो तब ही ज्ञानी होता है । 

प्रव इसी अ्र्थका कलशरूप काव्य कहते है “कथमपि” इत्यादि | श्रर्थ--जों पुरुष 
श्रापसे ही भ्रथवा परके उपदेशसे किसी तरह भेदविज्ञानमुलक भ्रविचल निश्चल श्रपने शआ्रात्मा 
की अनुभूतिको प्राप्त करते है, वे ही पुरुष दर्पणको तरह श्पने प्रात्मामें प्रतिबिम्बित हुए अनंत 
भावोके स्वभावोसे निरन्तर विकाररहित होते हैं । भावार्थ--ज्ञानमें _प्रतिफलित ज्ञेयाकारोंगे _ 
ज्ञानी विकृत नद्दी बनते. 

प्रसद्भुविवरण--ग्रनन्तरपूर्व. गाथामे ज्ञानमय आत्माकी उपासनाके प्रकरणमें यह 
प्रश्न हुआ था कि प्रात्मा तो ज्ञानमय है ही उसको उपासनाका उपदेश बेकार है उसके उत्तर 
में कहा था कि भ्रात्मा ज्ञानमय तो है, किन्तु उसका ज्ञान न होनेसे अज्ञानों है, प्रतः उसे ज्ञान 
की उपासनाका उपदेश किया जाता है । इसपर यह प्रश्न हुआ कि फिर यह कितने समय तक 
झ्ज्ञानी रहता है। इस प्रश्तका उत्तर इस गाथामें दिया गया है । 

तथ्यप्रकाश--(१) भ्रज्ञानीको घटमें घटाकारादिके अ्रभेदकी भाँति विभाव व देहमें 
“मैं हु” की भ्भेदसे अनुभूति रहती है। (२) ज्ञानीको दर्पण और जिसका दर्पणमें प्रतिश्रिम्ब 
। हुमा, ऐसे श्रग्तिकी उष्णुता घ ज्वालाके भेदकी तरह, श्रपनी ज्ञातृता (ज्ञातापन) व पुदुगलोंकी 
देहादिदशाका भेद ज्ञात रहता है और इस भेदविज्ञानके परिण/मर्में अ्रपनेको शञनमात्र भ्नुभ- 


६० समयसार 


उ्वाला व तथा नोरूपस्यात्मनः स्वपराकारावभासिनी ज्ञातृतैव, पुदुगलानां कर्म नोकमं चेति 
स्वतःपरतो वा भेदविज्ञानमूलानुभूतिरुत्पत्स्यते तदैव प्रतिबुद्धों भविष्यति । 
कथमपि हि लभंते भेदविज्ञानमुलामचलितमनुभू्ति ये स्वतों वान्यतो वा ॥ 
प्रतिफलननिमग्नानन्तभावस्वभाव॑र्मु कुरवदबिकाराः संततं स्युस्त एवं ॥३१॥१६॥ 


यावत्‌--अव्यय । एषा-प्रथमा एक० स्त्रीलिज्भ | खलु-अव्यय। बुद्धि:-प्रथमा एक०। अप्रतिबुद्ध:-प्रथमा 


बता है। 

सिद्धान्त--( १) ज्ञानी सहज अन्तस्तत्त्वमें आत्मत्व मानता है। (२) शअज्ञानी पर- 
पदार्थ व विभावमें झ्रात्मत्व मानता है । 

हृष्टि-- १- परमभावग्राहक द्रव्याथिकनय, शुद्धभय (३०, ४६) । २- संश्लिष्टवविजा- 
त्युपचरित असदूभूतव्यवहार (१२५)। 

प्रयोग--परपदार्थ व परभावोंसे भिन्न आत्माकों अविकार चेतन्यस्वरूप निरखकर 
अ्रपने सहज आनन्दका अनुभव करते हुए परम विश्वाम पावें ॥१६॥ 

ग्रब॒ शिष्य प्रश्न करता है कि यह अश्रप्रतिबुद्ध (अ्रज्ञानो) किस तरह पहचाना जा 
सकता है उसके उत्तररूप गाथा कहते हैं--[यः] जो पुरुष [श्रन्यत्‌ यत्‌ परद्रव्य॑] प्रपनेसे प्रन्य 
जो परद्रव्य [सचित्ताचित्तमिश्रं वा] सचित्त स्त्री-पुत्रादिक, श्रच्रित्त घनधान्यादिक, मिश्र ग्राम- 
नगरादिक--इस सबको ऐसा समभे कि [श्रह एतत्‌| मैं यह हूं [एतत्‌ भ्रह] यह सब द्रव्य मैं 
हूं [एतस्थ भ्रहं] मैं इसका हूं [एतत्‌ मम श्रस्ति] यह मेरा है [एतत्‌ मम पूर्व श्रासीत्‌] यह 
मेरा पूर्वमें था [एतस्थ भ्रहमपि पूर्व श्रासं] इसका मैं भी पहले था [पुनः] तथा [एतत्‌ सम 
सविष्यति] यह सब मेरा होगा [अभ्रहमपि एतस्य भविष्यामि] मैं भी इसका प्रागामी होऊँगा 
[एतत्त्‌ असदभूुतं] ऐसा भूठा [श्रात्मबिकल्पं] श्रात्मविकल्प करता है वह [संमुढः | मूढ़ है [तु| 
किन्तु जो पुरुष [भृताथं| परमार्थ वस्तुस्वरूपको [जानन्‌] जानता हुम्ना [तं] ऐसे भूठे 
विकल्पको [न करोति |] नही करता है वह |[ग्रसंमृढः] मृढ़ नही है, ज्ञानी है । 

तात्पयें---परमे व परभावमें आत्मत्वका अ्रनुभवन करने वाला भज्ञानी है व सहज- 
सिद्ध चंतन्यमात्र भ्रन्तस्तत्त्वमें श्रात्मत्वका अ्नुभवन करने बाला ज्ञानो है । 

टीकार्थ--जैसे कोई पुरुष ईंधन श्रौर अग्निको मिला हुआ देखकर ऐसा भूठा विकल्प 
करता है कि भग्नि इंधन है तथा ईंधन भ्रर्ति है, भ्रग्तिका ईंधन पहले था, इंधनकी प्रग्नि 
पहले थी, भ्रग्निका इंधन श्रागामी होगा, ईंघनकी अग्नि भ्रापामी होगी, इस तरह इंधनमें ही 


पूर्व रंग ६१ 
ननु कथमयमप्रतियुद्धों लक्ष्येत-- 
अहमेदं एदमेह अहमेदस्सेव होमि मम एवं । 
अराणं ज॑ परदव्ब॑ सच्चित्तावित्तमिस्स वा ॥२०॥ 
आसि मम पुन्वमेद एदस्स अहंपि आसि पुव्वं हि। 
होहिदि पुणोवि मज्म॑ एयस्स अहंपि होस्सामि ॥२१॥ 
एयं तु असंभूदं आदवियप्प॑ करेदि संमूढो । 
भूद॒त्यं जाणंतो ण॒ करेदि दु त॑ असंमूढो ॥२२॥ (त्रिकलम) 
जगमें जो कुछ दिखता, सजीव निर्जोव मिश्र वा वस्तु । 
में यह यह में में हूं, इसका यह सब तथा मेर। ॥॥२०॥ 
यह पहले मेरा था, इसका में था मभि पूर्व ध्ष्मयोंमें । 
में होऊंगा इसका, यह सब होगा तथा मेरा ॥२१॥ 
ऐसा श्रसत्य श्रपना, करता मानन विकल्प यह मोही । 
किन्तु नहिं अआआान्ति करता, भृतार्थात्मज्ञ निर्मोही ॥२२॥ 


अहमेतदेतदहमहमेतस्य॑वास्मि. मर्मततु । अन्यद्यत्परद्रव्य सचित्ताचित्तमिश्र वा ॥२०॥ 
आसीन्‍्मम पू॑मेतद्‌ एतस्यथाहमप्यास पूर्व हि। भविष्यति पुनरापि मम एतस्याहमपि भविष्यामि ।,२१॥ 
एतत्त्वसद्भूतमात्मविकल्प करोति समूढ. । भूतार्थ जानन्न करोति तमसमृढ़: ॥॥२२॥ 


यथाग्निरिधनमस्तीधनमग्नि रस्त्यग्नेरिधनमस्तीधनस्याग्नि रस्त्यग्ने रिधनं पूर्व मासी दिधन- 

स्याग्निः पूर्व॑मासीदसनेरिधनं पुनरभंविष्यततीघनस्याग्नि: पुनर्भविष्यतीतीधन एवासदूभूतार्निविक- 
नामसंज्ञ--अम्ह, एत, अम्ह, अम्ह, एत, एव, अम्ह, एत, अण्ण, ज, परदव्व, सच्चित्ताचित्तमिस्स, 

वा, अम्ह, पुष्बं, एत, एत, अम्ह, पि, पुष्बं, हि, पुणो, वि, अम्ह, एत, अम्ह, पि, एत, तु, असभूद, आदवि- 
यप्प, संभूढ, भूदत्थ, जाणंत, ण, दु, त, असं म्रढ़ | घातुसंज्य--हो सत्ताया, दहव प्राप्त, अस सत्तायां, कर 


जज पपपापपप-------__+_ 


झ्रग्निका विकल्‍प करता है वह भूठा है। इसीसे अप्रतिबुद्ध (अ्रज्ञानी) पहचाना जा सकता है । 
उसी तरह (दार्शन्तमें देखिये) कोई परद्रव्यमें असत्याथ श्रात्मविकल्प करे कि मैं यह परद्रव्य 
हूं भोर यह परद्रव्य मैं हूं, मेरा यह परद्रव्य है, इस परद्रव्यका मैं हूं, मेरा यह पहले था, 
इसका मैं पहले था, मेरा यह फिर होगा, इसका मैं फिर होऊंगा, ऐसे भूठे विकल्पसे श्रप्रति- 
(प्रज्ञानी) पहचाना जाता है। तथा अग्नि ईंधन नही है, इंधन श्रग्नि नही है, श्रग्नि 
प्रग्ति ही है, इंधन ईंधन ही है, अग्निका ईंधन नहीं है, इंधनकी श्रग्नि नहीं है, अ्ग्निकी 
प्रग्ति है, इंघनका ईंध्न है, भग्निका ईंधन पहले हुआ नहीं, इंधनकी भ्रग्नि पहले हुईं नहीं 











घ्र्‌ समयसार 


ल्पत्वेनाप्रतिबुद्ध: कश्चिल्लक्ष्तेत तथाहमेतदस्म्येतदहमस्ति मर्मंतदस्त्येतस्थाहमस्मि ममैतत्पूर्वेमा- 
सोदेतस्याहं पूव॑ंभासं ममतत्पुनर्भविष्यत्येतस्याहूं पुनर्भविष्यामीति परद्रव्य एवासद्भूतात्मविक- 
ल्पत्वेनाप्रतिबुद्धों लक्ष्येतात्मा ॥ नाग्निरिधघनमस्ति नेंघनमग्निरस्त्यग्निरग्निरस्तोधनमिधनम- 
स्ति नाग्नेरिधनमस्ति नेंधनस्याग्नि रस्त्यग्ने रग्निरस्तीघनस्येघनमस्ति नाग्नेरिधनं पूर्वमासीन्‍्नेंध- 
नस्याग्नि: पूवमासीदर्ने रग्नि: पूर्व मासीदिधनस्येधन पूवेमासीजन्नाग्नेरिधन पुनर्भविष्यति ने घनस्या- 


करणे। प्रातिपदिक--अस्मद, एततू, एतत, अस्मद, अस्मद्‌, एतत्‌, अन्यत्‌, यत्‌, परद्वव्य, सचित्ताचित्त- 
मिश्न, वा, अस्मद, पूर्व, एतत्‌, एतत्‌, अस्मद्‌ अपि, पूर्व, हि, पुनर्‌, अपि, अस्मद्‌, एतत्‌, अस्मद, अपि, एवं, 
तु, असद्भुत, आत्मविकल्प, संसुढ़, भूतार्थ, जानतू, न, तु तत्‌ असमढ । मूलधातु--भू सत्तायां, द्वं, गतौ 
अस्‌ भुवि, डुकृत् करणे, मुह वंचित्ये वेचित्यमविवेक:, ज्ञा अवबोधने। पदविवरण--अह-प्रथमा एक० | 
एतत्‌-प्रथमा एक० । एतत्‌-प्रथमा एक० । अहं-प्रथमा एक०। अहं-प्रथमा एक० । एतस्य-पष्ठी एक०। 
एव-अव्यय । भवामि-वर्तमान लट उत्तम पुरुष एक० क्रिया | मम-एकवचन । परद्वव्यं-प्रथमा एक । सचि- 
त्ताचित्तामिश्र-प्रथमा एक० । वा-अव्यय । आसीत्‌-भूत लुडः अन्य पुरुष एक० क्रिया । मम-षष्ठी एक० । 





ग्निकी भ्रग्नि पहले थी, इंघनका ईइंघन पहले था तथा अग्निका इंधन श्रागामी नही होगा 
ईंधनकी अग्नि आगामो नहीं होगी, भ्रग्निकी भ्रग्नि ही आगामी कालमें होगी, इंघनका ईंचन 
ही श्रागामी होगा । इस तरह किसीके प्रग्निमें ही सत्याथं अभ्रग्निका विकल्प जिस प्रकार हो 
जाता है, उसी तरह मैं यह परद्रव्य नही हूं, तथा यह परद्रव्य मुझ स्वरूप नहीं है, मैं तो मैं 
ही हूं, परद्रव्य परद्रव्य ही है तथा मेरा यह परद्रव्य नही है, इस परद्रव्यका मैं नही हूं, अ्रपना ही मैं 
हूं, परद्रव्यका परद्रव्य है तथा इस परद्रव्यका मैं पहले नहीं था, यह परद्रव्य मेरा पहले नहीं 
था, अपना मैं ही पूव॑में था, परद्रव्यका परद्रव्य पहले था तथा यह परद्रव्य मेरा आगामी न 
होगा, उसका मैं श्रागामी न होऊंगा, मैं श्रपता ही आगामी होऊँगा, इस (परद्रव्य) का यह 
(परद्रव्य) प्रागामी होगा । ऐसा जो स्वद्रव्यमें हो सत्याथे ग्रात्मविकल्प होता है, यही प्रतिबुद्ध 
ज्ञानीका लक्षण है, इसीसे ज्ञानी पहचाना जाता है। भावार्थ -जो परद्रव्यमें श्रात्माका विकल्प 


करता है, वह तो अज्ञानी है। और जो श्रपने ग्रात्माको ही प्रपना मानता है वह ज्ञानी है । 
ऐसा भ्रग्नि ईंधनके दृष्टान्तसे दृढ़ निर्णय किया है । 


ग्रब इसी प्रथंका कलशरूप कांव्य कहते हैं---त्यजतु' इत्यादि । श्रथं-- है लोकके जीबो, 
ग्रनादि संसारसे लेकर श्रब तक श्रनुभव किए मोहको भअ्रब तो छोड़ो झौर रसिक जनोंको रुचने 
वाला उदीयमान जो ज्ञान है उसे श्रास्वादन करो, क्योंकि इस लोकमें ग्रात्मा है वह परद्रव्यके 
साथ किसी समयमें प्रगट रीतिसे एकत्वको किसी प्रकार प्राप्त नही होता। इसलिए प्रात्मा 
एक है, वह भ्रन्य द्रव्यके साथ एकरूप नहीं होता । भावार्थ--आत्मा परद्रव्यके साथ किसी 
प्रकार किसी कालमें एकताको प्राप्त नही होता । इसलिए आचायेने ऐसी प्रेरणा की है कि 


पूर्व रंग श्रे 


रिनिः पुनर्भविष्यत्यस्नेरग्निः पुनर्भविष्यतीधनस्थेंधनं पुनर्भविष्यतोति कस्यचिदग्नावेव सदभूता- 
ग्निविकल्पवन्नाहमेतदस्मि नैतदहमस्त्यहमहमस्म्येत्देतदस्ति न ममेतदस्ति नैतस्याहमस्मि ममा- 
हमस्म्येतस्यैतदस्ति न ममैतत्पूव॑मासीन्‍्नैतस्याहूं पूर्वमासं ममाहं पूर्वमासमेतस्यैतत्पूर्व मासीन्न 
मर्मतत्पुनभंविष्यति नैतस्याहं पुनरभंविष्यामि ममाहं पुनर्भविष्याम्पेतस्वैतत्पुनभेविष्यतीति स्व- 
द्रव्य एवं सदृभूतात्मविकल्पस्य प्रतिबुद्धलक्षरास्थ भावात्‌ । त्यजतु जगदिदानीं मोहमाजन्मलीढं 
रसयतु रसिकानां रोचनं ज्ञानमुद्यतू । इह कथमपि नात्मात्नात्मना साकमेकः किल कलयति 
काले क्‍्वापि तादाम्त्यव॒त्ति ॥२२॥२०-२१-२२॥ 

हि िस्ललननन् तन ल तहत रतन «99 >>+->न्‍_न्‍9न्‍नसक«न समन 9 >नन-+++_+++ ०-9 «५६०4 ७-+८८+- कप ं-+ 3 न5 मनन 34 + नल न 3 >> नन- रत 20277 कटने कक ४०7० 
पूव-प्रथमा एक० अथवा अव्यय | एततु-प्रथमा एक० । एतस्य-षष्ठी एक० । अह-प्रथमा एक०। अपि- 
अव्यय । आसम्‌-भूते लुइ उत्तम एक क्रिया | भविष्यति-लूटू भविष्यत्‌ अन्य० ए० क्रिया, पुनः-अव्यय । 
मम-पष्ठी एक० । भविष्यामि-भविष्यत्‌ लूट उत्तम पुरुष एक० क्रिया। एतत्‌-प्रथमा एक० । तु--अव्यय । 
असदभूत-द्वितीया एक० कर्ंविशेषण । आत्मविकल्प-द्वितीया एक० कर्मकारक। करोति--वतंमान लट्‌ 
अन्य पुरुष एक० जिया । समूढ.-प्रथमा एकबचन। भूतार्थ-द्वितीया एकवचन। जाननू-प्रथमा -विभक्ति 
एकवचन क्ृदन्त | न-अव्यय । करोति--वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० क्रिया । तु-अव्यय। त--द्वि० ए० 
कर्म । असमुढ -प्रथमा एकवचन कर्ता ।२०-२१-२२॥ 


प्रनादिस लगा हुआ जो परद्रव्यसे मोह है उस एकपनेके मोहको अब छोड़ो और, ज्ञानका 
झास्वादन करो । मोह वृथा है, मिथ्या है, दुःखका कारण है । ऐसा भेदविज्ञान करना है। 

प्रसंगविवरण--अ्रनन्तर पूर्व बताया गया था कि यह आत्मा कब तक प्रज्ञानी रहता 
है । अब उसीके विषयमे बताना है कि वह कैसे पहिचाना जाता है कि यह श्रह्ननी है, इसका 
विवरण इन तीन गाथाबोंमे बताया गया है । 

तथ्यप्रकाश--(१) जो परद्रव्यमे ऐसा विश्वास रखता है कि “मै यह हूं या यह मैं 
है” वह जीव भ्ज्ञानी है । (२) जो परद्रव्यमे ऐसा विश्वास रखता है “मेरा यह है या इसका 
- मै हू” वह श्रज्ञानी है । (३) जो परद्रव्यमे ऐसा विश्वास रखता है कि मेरा यह पहिले था या 
इसका मै पहिले था” बह ग्रज्ञानी है। (४) जो परद्रव्यमें ऐसा विश्वास रखता है कि मेरा 
यह फिर होगा या इसका मैं फिर होऊंगा वह ॒अज्ञानी है । 

सिद्धान्त--उक्त चार बातें मिथ्या है जिनकी दृष्टियां उपचारसम्बंधी निम्नलिखित है। 

हृष्टि--१- द्रव्ये द्रव्योपचारक श्रसदूभूतव्यवहार (१०६) । २, ३, ४- परमम्बन्ध- 
व्यवहार (१३५) | 

प्रयोग--तथ्यप्रकाशमें बताये गये उपचारको मिथ्या जानकर श्रपनेमें परद्रव्यके 
विषयमे ऐसा निरणंय करना चाहिये कि मैं यह नही हूं, यह मैं नहीं है, मेरा यह नहीं है, 
इसका मैं नही हूं, मेरा यह नहीं था, इसका मैं नहीं था, मेरा यह कभी नहीं होगा, इसका मैं 


श्ट समयसार 
अधथाप्रतिबुद्धयोधनाय व्यवसाय-- 
अण्णाणमोहिदमदी मज्ममिणं भणदि पुग्गलं दब्बं । 
बद्मबद्ध च_तहा जीवों बहुभावसंजत्तो ॥२३॥ 
सब्बरहुणाणदिद्वे जीवों उद्मोगलक्खणो णिच्च। 
कह सो पुर्गलद॒ब्वी-भूदो ज॑ भणसि मज्फमिणं ॥२४॥ 
जदि सों पुरालदब्बी-भूदों जीवत्तमागदं इदरं । 
तो सत्तो चुत्त' जे मज्ममिणं पुरगले दव्बं ॥२५॥ 
प्रज्ञानसुग्धबुद्धी, जीव बना विविधमाबसंयोगी । 
इससे कहता तन सुत, नारी मवनादि मेरे हैं ॥२३॥ 
सर्वज्शानमें यह, ऋलका चित्‌ नित्य ज्ञानदर्शनमय । 
वह पुद्गल क्‍यों होगा, फिर क्‍यों कहता कि यह सेरा ॥॥२४।॥॥ 
यदि जीव बने पुद्गल, पुदूगल बन जाय जोव जो कबहूं । 


तो कहना बन सकता, पुद्गल मेरा न पर ऐसा ॥२५॥ 
अज्ञानमोहितमतिमंमेद॑ भणति पुद्गलं द्रव्य । बद्धमबद्ध च तथा जीवो बहुभावसयुक्त: ॥२३॥ 
स्वज्ञज्ञानहष्टो जीव उपयोगलक्षणो नित्य । कथं स॒प्द्गलद्॒व्यीभूतोी यद्धूणसि ममेदं॑ ॥२४॥ 
यदि स पुद्गलद्रव्यीभूतो जीवत्वमागतमितरत्‌ । तहिं शक्तो वक्‍तुं यन्ममेद पुद्गल द्र॒व्यं ॥२५॥ 











नामसंज्--अष्णाणमोहिदमदि, अम्ह, इम, पुग्गल, दव्व, बद्ध, अबद्ध, च, तहा, जीव, बहुभावसंजुत्त, 
सव्वण्हुणाणदिट्द, जीव, उवओगलक्खण णिच्चं, कह, त, पुग्गलद॒ध्वीभूद, ज, अम्ह, इम, जदि, त, पुर्गल- 
दब्वीभूद, ज, अम्ह्‌, इमं, जदि, त, पुृग्गलद॒व्वीभूद, जीवत्त आगद, इंदर, तो, सत्त, जे, अम्ह, इभ, परगल, 
दव्व | धातुसंक्ष--भण कथने, बु व्यक्तायां वाचि, सक्‍क सामथध्यें। प्रातिपदिक--अज्ञानमोहितमति, अस्मद, 








कभी नही होऊेंगा । ऐसे परिपूर्ण निरंयके साथ सर्वे परसे उपेक्षा करें भ्रौर अपनेमें . परम- 
विश्वाम करें ॥२०-२१-२२॥ 

ग्रब अप्रतिबुद्धेफे समकानेके लिये उद्यम करते हैं--[ भ्रज्ानमोहितमतिः | अज्ञानसे 
जिसकी मति मोहित है ऐसा [जीवः] जीव [मणति] कहता है कि [इदं] यह [बद्ध चल 
ध्रबद्ध | शरीरादि बद्धद्रव्य, घनधान्यादि प्रबद्ध परद्रव्य [मर] मेरा है सो वह जीव [बहु- 
भावसंयुक्त:] मोह रागद्वेषादि बहुत भावोंसे सहित है । परन्तु [जीव:] जीव पदार्थ तो 
[सर्वश्ज्ञानहष्टः] सर्वज्ञके ज्ञानमें देखा गया [नित्य] नित्य [उपयोगलक्षरः] उपयोग लक्षग 
वाला है [सः] वह [पुद्गलद्रव्यीभृतः| पुदूगलद्॒व्यरूप [कर्थ] कैसे हो सकता है ? [यत्‌ ] 


पूर्व रंग ६५ 
युगपदनेकविघस्य बंधनोपाधेः सन्निधानेन प्रधावितानामस्वभावभावानां संयोगवशाद्वि- 
लिन्नोपाश्रयोपरक्त: स्फटिकोपल इवात्यंततिरोहितस्वभावभावतया प्रस्तमितसमस्तविवेकज्योति- 
मंहता स्वयमज्ञानेन विमोहितहृदयों भेदमकृत्वा तानेवास्वभावभावान्‌ स्वीकुर्बाणः पुदुगलद्रव्यं 
भममेदमित्यनुभवति किलाप्रतिबुद्धो जीव: । भ्रथायमेव प्रतिबोध्यते रे दुरात्मन, भात्मपंसन्‌, 
जहीहि जहीहि परमाविवेकघस्मरसतृरणाभ्यवहारित्वं । दूरनिरस्तसमस्तसंदेहविपर्यासानध्यवसा- 
'इंदस, पुद्गल, द्रव्य, बढ़, अबद्ध, च, तथा, जीव, बहुभावसंयुक्त, सर्वशज्ञानदृष्ट, जीव, उपयोगलक्षण, 
नित्य, कथ, तत्‌, पुद्गलद्गव्यीभूत, यत्‌, अस्मदू, इदमू, यदि, तत, पुद्गलद्रव्यीभ्रूत, जीवत्व, आगत, इतर 
तहि--अव्यय, शक्त, यत्‌, अस्मदू, इदस, पुद्गल, द्रव्य । मूलधातु--ज्ञा अवबोधने, मुह वेचित्ये, भण 
शब्दार्थ,, दृशिर्‌ प्रेक्षणे, शक्‍्लु-शक्ती, वच परिभाषणे। पदविबरण--अज्ञानमोहितमति:-प्रथमा एकवचन 
जो [सणसि ] तू कहता है कि [इद सम] यह पुद्गलद्रत्य मेरा है। [यदि] यदि [सः] 
जीवद्रव्य [ पुद्गलद्रव्यीभुतः ] पुद्गलद्रव्यरूप हो जाय और [इतरव्‌ ] पुदुगलद्रव्य भी [जोबत्य॑] 
जीवपनेको | भ्रागतं | प्राप्त हो जाय । कदाचित्‌ भी ऐसा हो सके [तत्‌] तो [बक्‍तु शक्तः] तुम 
कह सकते हो [यत्‌] कि [इदं पुद्गलद्रव्यं | यह पुद्गलद्॒त्य [मम] मेरा है, किन्तु ऐसा 
हो ही नही सकता । 
तात्पर्य -- स्व आत्माका लक्षण व परका लक्षण विज्ञात होते हो भ्ज्ञान दूर हो जाता 


। 
" टीकार्थ-- एक साथ श्रनेक प्रकारकी बन्धनोपाधिके सन्निधानसे वेगपूर्वक बहते हुए 
प्रस्वभाव भावोके संयोगवश श्रज्ञानी जीव, विचिन्न श्राश्नयसे उपरक्त स्फटिक पाषाणकी तरह 
स्वभावभाव ग्रत्यन्त तिरोहित होनेसे जिसकी समस्त भेदविज्ञानज्योति श्रस्त हो गई ऐसा स्वयं 
ग्रज्ञानसे विमुरहृदय होकर जो अपने स्वभाव नहीं हैं, ऐसे विभावोंको करता हुश्रा वह पुद- 
गलद्रव्यको भ्रपना मानता है । ऐसे श्रज्ञानीको समभाते हैं कि रे दुरात्मन्‌ ! ग्रात्माका घातक ! 
तू परम अ्रविवेब से जैसे तृशसहित सुन्दर प्राहारको हाथी भ्रादि पशु खाते है उसी तरहके खाने 
का स्वभाव छोड-छोड़ । जो सर्वज्ञके ज्ञानसे प्रकट किया नित्य उपयोग स्वभावरूप जीवद्रव्य 
वह कैसे पुदूगलरूप हो सकता जिससे कि तू “यह पुदूगल मेरा है” ऐसा अनुभव करता है। कैसा 
है सर्वज्ञका ज्ञान जिसने समस्त संदेह विपयेय अ्रनध्यवसाय दूर कर दिये है समस्त वस्तुके 
प्रकाशनेको एक झ्रद्वितीय ज्योति है। ऐसे ज्ञानसे दिखलाया गया है। और कदाचबित्‌ किसी 
प्रकार जैसे लवण तो जलख्प तथा जल लवणारूप हो जाता है उसी प्रकार जीवद्रव्य तो 
पुदूगल हो जाय तथा पुदुगलद्रव्य जीवरूप हो जाय तो तेरी “पुदूगलद्वव्य मेरा है” ऐसी प्रनुभूति 
बन जाय, किन्तु ऐसा तो किसी तरह भी द्रव्यस्वभाव बदल नहीं सकता । यही दृष्टांतसे श्रच्छी 


६६ समयसार 


येन विश्वैकज्योतिषा स्वज्ञज्ञानेन स्फुटीकृतं किल नित्योपयोगलक्षणां जोवद्रब्यं | तत्कर्थ पुदूगल- 
द्रव्यीभूतं येन पुद्गलद्गब्यं ममेदमित्यनुभवसि । यतो यदि कथ्थंचनापि जीवद्रव्यं पुद्गलद्रब्यीभूत॑ 
स्यात्‌ । पुदंगलद्रव्यश्च॒ जीवद्रव्यीभूतं स्थात्‌ तदैव लवणस्योदकमिव ममेदं पुद्गलद्रव्यमित्यनु- 
भूति: किल घटेत तत्तु न क्थंचनापि स्थात्‌ । तथाहि--यथा क्षारत्वलक्षणं लवणमुदकी भवत्‌ 
द्रवत्वलक्षणमुदक॑ व लवणीभवत्‌ क्षारत्वद्रवत्वसहवृत््यविरोधादनुभूयते, न॑ तथा नित्योपयोंग- 














पल, आल की अमल बक अत भार आज अल 


कतृ विशेषण । मम-पप्ठी एक०। इदसू-प्रथमा एक०। भणति-लट अन्य पुरुष एक०। पुदूगलं-प्रथमा 
एकवचन। द्रव्यमृ-प्रथमा एक० । बद्ध-प्रथमा एक०। अबद्धं-प्रथणा एक०। च-अव्यय | तथा-अव्यय । 
जीव:-प्रथमा एकवचन कर्ता । बहुभावसयुक्त-कतृं विशेषण । सर्वज्ञज्ञानहष्ट-प्रथमा एकबचन | जीव:- 
प्रथमा एकबचन । उपयोगलक्षण -प्रथमा एकबचन | नित्य-प्रथमा एकवचन या अव्यय । कथ अव्यय । 


तरह बतलाते हैं जैसे क्षारस्वभाव वाला लवण तो जनरूप हुआ दीखता है श्र द्रव॒त्वलक्षणश 
वाला जल लवररूप हुग्ना देखा जाता है, क्योकि लवणका क्षारपना तथा जलका द्रवपना इन 
दोनोके साथ रहनेमें श्रविरोध है इसमें कोई बाधा नहीं है । उसी तरह नित्य उपयोगलक्षण 
वाला जीवद्रव्य तो पुदुगलक्रव्य हुआ देखनेमें नही ग्राता श्रौर नित्य अ्रनुधयोग (जड) लक्षण 
वाला पुदुगलद्रव्य जीवद्रव्यहूप हुआ नहीं दीखता, क्योंकि प्रकाश तथा श्रन्धकार---इन दोनोंकी 
तरह उपयोग तथा प्रनुपयोगके एक साथ रहनेका विरोध है, जड़ चेतन--ये दोनों किसी समय 
भी एक नहीं हो सकते । इसलिए तू सब तरहसे प्रसन्न हो प्रर्थात्‌ श्रपना चित्त उज्ज्वल कर 
सावधान हो, अपने ही द्रव्यको अपने अ्नुभवरूप कर, ऐसा श्री गुरुओका उपदेश है । 

यह अज्ञानी जीव पुदुगलद्रव्यकों भ्रपना मानता है उसको उपदेश देकर पतावधान किया 
है कि सर्वजने ऐसा देखा है कि जड़ श्रौर चेतनद्रव्य ये दोनों सर्वथा पृथक्‌-पृथक्‌ है कदाचित्‌ 
किसी प्रकारसे भी एकरूप नहीं होते । इस कारण हे भ्रज्ञानी, तू परद्रव्प्रको एकरूपसे मानना 
छोड़ दे, ऐसा वृथा माननेसे कुछ लाभ नहो है 

श्रब इसी अर्थंका कलशरूप काव्य कहते है--'प्रथि' इत्यादि । श्रथ--हे भाई, तू 
किसी तरह भी महान्‌ कष्टसे ग्रथवा मरणावस्थाको प्राप्त हुआ भी तत्त्वोका कौतूहली हुमा इस 
शरीरादि मूततंद्रव्यका एक मुहते (४८५ मिनट) अपनेको पड़ौसी मानकर श्रात्माका अनुभव कर, 
जिससे कि अपने आझ्रात्माकों विलासरूप सर्व परद्रव्योंस पृथक देखकर इस शरीरादि मू्तिक 
पुद्गलद्॒व्यके साथ एकत्वके मोहकों शीघ्र ही छोड़ सके । 

भावाथें-- यदि यह आत्मा दो घड़ी पुद्गलद्रव्यसे भिन्न अपने शुद्धस्वरूपका अनुभव 
करे, उसमे लीन होते और परीषह (कष्ट) श्रानेपर भी विचलित न हो तो घातियाकर्मका नाश 
कर केवलज्ञान उत्पन्न करके मोक्षको प्राप्त हो लेगा । झात्मानुभवका ऐसा माहात्म्य है, तब 


पूथे रंग ६७ 
लक्षण जीवद्रव्यं पुद्गलद्रव्यो भवन्‌नित्यानुपयोगलक्षरणं पुद्गलद्ग॒व्यं च जीवद्रव्यीभवद्‌ उपयोगा- 
नुपयोगयोः प्रकाशतमसोरिव सहवृत्तिविरोधादनुभूयते । तत्सवेधा प्रसीद विबुध्यस्व, स्वद्रव्यं 
ममेदमित्यनुभव । भ्रपि कथमपि मृत्या तत््वकोतूहली सन ग्रनुभव भव पुर्तेंः पाश्वेवर्त्ती मुह॒त्त । 
पृथगथ विलसंतं स्वं समालोक्य येन त्यजसि भगिति मूर्त्य साकमेकत्वमोहं ।२२३॥।२२-२४-२५॥॥ 
स'-प्रथमा एक० । पुदूगलद्रवब्यीभूत:-प्रथमा एक०। जीवत्व॑-प्रथमा एक०। आगत-प्रथमा एक० कृदन्त 
आ-गत, इत रत्‌ू-प्रथमा एक० । तहि--अव्यय । शक्त-प्रथमा एक० क्ृदन्त । वक्‍तु-प्रयोजने अव्यय कृदन्‍्त । 


यत्‌-प्रथमा एक० या अव्यय । मम-पष्टठी एकफ०॥। इंद--प्रथमा एक० । पुद्गलं--प्रथमा एक ० । द्रव्यस्‌-- 
प्रथमा एक० ॥२३-२४-२५॥। 





मिथ्यात्वका नाश करना व सम्यग्दशनकी प्राप्ति होना तो बहुत ही सुगम है । 

प्रसंगविवरण--अनन्तरपूर्व गाथामें बताया गया था कि श्रज्ञानी जीवका परित्रय 
क्‍या है ? अरब यहाँ उस श्रज्ञानी जीवको समभानेके लिये उद्यम हो रहा है । 

तथ्यप्रकाश--( १) निमित्तका सन्निधान होनेपर श्रस्वभावभाव त्वरित होते हैं । 
(२) स्वभावभाव तिरोहित होनेसे विवेकज्योति अस्त हो जाती है। (३) विवेकज्योतिरहित 
ग्रज्ञानी भेदज्ञान न होनेसे प्रस्वभाव भाव (विकारभाव) को स्वीकार कर लेता है याने मान्यता 
में श्रन्‍ने कर नेता है। (४) ज्ञानी जानता है कि कोई द्रव्य श्रन्‍्य द्रव्यरूप कभी नही हो 
सकता है, प्रतः अपनेको ज्ञानस्वरूप ही स्वीकार करता है । 

सिद्धान्त - (१) निमित्तसान्निध्यमें उपादान तदनुझूप परिणमन करता है । (२) अपने 
को ज्ञानमात्र अनुभव कर लेनेपर निमित्त और नैमित्तिक भाव विघटने लगते हैं । 

दृष्टि-- १--उपाधिस पेक्ष ग्रशुद्ध द्रव्याथिकनय (२४) । २--उपाध्यभावापेक्ष शुद्ध 
द्रव्याथिकनय (२४ग्र) । 

प्रयोग -अ्रपना सर्वेस्व ज्ञानस्वरूप, उपयोग निरखकर उसीके प्रति !श्रभिमुख रहें, 
कल्याण क्रे लिये जो होना होता है गह स्वयं होगा ॥२३-२४-२५॥। 

ग्रब अप्रतिबुद्ध कहता है कि [यदि | जो [जोबः] जीव है वह [शरोरं न| शरीर 
नहीं है तो [तीथंकराचार्यसंस्तुति:] तीर्थंकर व ग्राचार्योकी स्तुति [सर्बवापि | सब हो [ सिथ्या 
भवति | मिथ्या हो जाती है [तेन तु| इसलिए हम समभते है कि | श्रात्मा ] ग्रात्मा [देहः 
चेंज | यह देह ही [भवति| है । 

तात्पयें--प्रज्ञानी जीव दिखने वाले परमौदारिक शरीरकों ही भगवान समभता है । 

टीकार्थ--यदि जो आत्मा है वह ही पुद्गलद्रव्यस्वरूप शरीर न हो तो तीर्थंकरो व 
ग्राचार्योकी जो स्तुति की गई है वह सब मिथ्या होजायगी । वह स्तुति इस तरह है-- 


ध्प समयसार 


भ्रथाहाप्रतियुद्ध:--- 

जदि जीवो ण्‌ सरीर॑ तित्थयरायरियसंथुदी चेव । 

सब्बाधि हवदि मिच्छां तेश दु आदा हवदि देहो ॥२६॥ 

यदि जीव देह नहिं है, तो जो प्रभु श्रार्यकी स्तुती को है । 

बह सर्व भूठ होगा, इससे हि तन प्रात्मा जचता ॥१६॥ 
यदि जीवो न शरीर तीर्थकराचार्यसस्तुतिश्चैव । सर्वापि भवति मिथ्या तेन तु आत्मा भवति देह: ॥२६॥ 

यदि य एवात्मा तदेव शरीर पुदुगलद्रव्यं न भवेत्तदा--कांतंयव स्नपयंति ये दश दिशो 

घाम्ना निरुन्ध॑ति ये धामोद्याममहस्विनां जनमनो मुष्णंति रूपेण ये । दिव्येन ध्वनिना सुख 








नामसंज्ञ- जदि, जीव, ण, सरीर, तित्थयरायश्यिसंथुदि, च, एवं, सव्वा, वि, मिच्छा तेण, दू, 
अत्त, देह । घातुसंज--हव सत्ताया, दिह बृद्धी । प्रातिपदिक-- यदि, जीव, न, शरीर, तीर्थकराचार्यसस्तुति 
च, एव, सर्वा, अपि, मिथ्या, तत्‌, तु, आत्मन्‌, देह | मूलधातु-जीव प्राणधारणे, तू प्लकनतरणयोः, प्टुअ 
स्तुती, भू सत्तायां, दिह उपचये। परदविवरण--यदि-अव्यय | जीव.-प्रथमा एकबंचन। न-अव्यय। 








कांत्येब' इत्यादि । भअ्रथें--जो ग्रपने शरीरकी कांतिसे दसों दिशाश्रोंकी स्नान कराते है-- 
निर्मल करते हैं, जो भ्रपने तेजसे उत्कृष्ट तेज वाले सर्यादिकके तेजको भी छिपा देने है, जो 
भ्रपने रूपसे लोकोंका मन हर लेते हैं ऐसे दिव्यध्वनि (वाणी) द्वारा भब्योंके कानोमें साक्षात्‌ 
सुख प्रमृत बरसाते हुए तथा एक हजार श्राठ लक्षणोंकों धारण करने वाले वे तीर्थंकर सूरि 
(मोक्षमार्गोपदेशक) वंदने योग्य है । इत्यादिक तीथ्थेडूरोंकी स्तुति है बह सभी भिथ्या ठहरेगी । 
इसलिये हमारे तो यही एकान्तसे निश्चय है कि ग्रात्मा है वह शरोर ही है पुद्गल द्रव्य हो 
है। ऐसा श्रप्रतिबुद्धेन कहा । उसको आराचायें उत्तर देते है कि इस तरह नही है, श्रभी तूने 
नयविभाग नही समझा है । 

प्रसंगविवरण--अनन्तरपूर्व कुलक गाथाग्रोंबें भ्रप्रतिबुद्ध जीवकी भेदविज्ञानका प्रति- 
बोध कराया गया था उसको सुनकर यहाँ अ्रप्रतिबुद्ध पुरुष अपने मनकी घुली-छुपी बात स्पष्ट 
कह रहा है । 

तथ्यप्रकाश--(१) स्तवस ग्रन्थोमें स्तुति देहकी स्तुति करते हुए भी श्राती है सो उसमे 
भी प्रयोजन निर्मित्तनैमित्तिक भाव द्वारा आत्मगुणोंको ही बतानेका है, ऐसी स्तुति औपचारिक 
स्तुति कहलाती हैं । (२) भ्रोपचारिक स्तुतिकी वचनभाषाका श्र कोई सीधा उपादानभाषामें 
लगाये तो वह भिथ्या होता है। 

सिद्धान्त-- (१) उपचारस्तवनादिमें प्रयोजन व निमित्तका परिचय होता है। (२) 





पूर्व रंग ६९६ 
श्रवणयो: साक्षात्क्षरंतोउमृतं वंद्यास्तेडष्सहखलक्षणघरास्तीरथेश्वरा: सूर॑यः ॥२४॥ इत्यादिका 


तीयंड्भुराचारयय॑स्तुति: समस्तापि मिथ्या स्थात्‌ । ततो य एवात्मा तदेव शरोरं पुदुगलद्रव्यम । 
इति म्मकान्तिकी प्रतिपत्ति: ॥२६।॥। 





'शरीरं-प्रथमा एक० । तीर्थकराचार्यसस्तुति:-प्रथमा एक० | च-अध्यय । एव-अव्यय । सर्वा-प्रथमा ए० । 
अपि-अव्यय । भवति-वर्तंमान लट अन्य पुरुष एक० क्रिया । मिथ्या-अव्यय | तेन-तृतीया एक० | तु- 
अव्यय । आत्मा-प्रथमा एक० । भवति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० क्रिया। देह:-प्र० एकवचन ।२६|॥॥ 
देहादि संश्लिष्ट पदार्थके स्तवनसे प्र श्ुस्तवत मान लेना मिथ्या है। 

दृष्टि-- १-परकतु त्व व्यवहारादि परसम्बंधपयेन्तव्यवहार (१२६-१३५)। (२) 
संश्लिष्टविजात्युपचरित अ्सदभूतव्यवहार (१२५) । 

प्रयोग--प्रभुके देहातिशय आदिको जानकर प्रभुके गुणोंकी निर्मेलतापर दृष्टि जाना 
चाहिये कि धन्य है प्रभुत्वविकासकों जिसका निमित्त पाकर देह/दिमे भी भ्रलौकिक अ्रतिशय 
हो जाता है। उपचारस्तवनोमें इस प्रकार प्रभुत्वविकासपर ही दृष्टि होनी चाहिये ||२६॥ 

वह नयविभाग कंसा है उसको गाथा द्वारा बतलाते है--[व्यवहारनयः] व्यवहार- 
नय तो [भाषते ] ऐसा कहता है कि [जोबः च देह:] जीब श्रोर देह [एक: खलु] एक ही 
[मवति ] है [च] और [निश्चयनयस्य] निश्चयनयक्रा मत है कि [जोबः देहः तु| जीव 
और देह--ये दोनों [कदापि | कभी [एकार्थं:] एक पदार्थ [न] नहीं हो सकते । 

तात्पयें--व्यवहारनयके दशेनमें जीव श्र देह एक है, किन्तु निश्चयनयके दश्शंनमें 
जीब और देह कभी भी एक नहीं हो सकते । क्योंकि प्रभु व देह व्यवहारमें एकत्नेत्र।वगाही है, 
परन्तु सत्व, स्वरूप अ्रलग-होनेसे वे दोनों एक वस्तु नही । 

टीकार्थ--जैसे इस लोकमें सुवरण श्रीर चांदीको गलाकर मिलानेसे एक पिंडका व्यवहार 
होता है, उसी तरह आत्माके और शरीरके परस्पर एक जगह रहनेको श्रवस्था होनेसे एकत्व 
का व्यवहार होता है । इस प्रकार व्यवहारमात्रसे हो ग्रात्मा श्रोर शरीरका एकत्व है, परन्तु 
निश्चयसे एकत्व नही है; क्योंकि पीले स्वभाव वाला सोना है और सफेद स्वभाव वाली चांदी 
है, उनको जब निश्चयसे विचारा जाय तब अत्यन्त भिन्नता होनेसे एक पदार्थक्री भ्रसिद्धि है, 
इसलिये प्रनेकरूपता ही है । उसी तरह शभ्रात्मा और शरीर उपयोग तथा अनुपयोग स्वभाव 
वाले है। उन दोनोके अत्यंत भिन्नपना होनेसे एक पदार्थंपनेको प्राप्ति नही है, इसलिये अनेकता 
ही है। ऐसा यह प्रकट नयविभाग है। इस कारण व्यवहारनयसे ही शरीरकी स्तुति करनेसे 
ग्रात्माकी स्तुति हो सकती है । 

भावाथ--व्यवहारनय तो भ्रात्मा झौर शरीरको एक कहता है श्रौर निश्वयनय एक 


७७ समयसार 
नैद॑ नथविभागगनभिज्ञोौइसि--- 


ववहारणयों भासदि जीवो देहो य हवदि खलु इक्को। 
ग्‌ दु णिच्हयस्स जीवो देहो य. कदावि एक्द्नो ॥२७॥ 


व्यवहारनय बताता, जीव तथा देह एक ही समझो । 


निश्चयमें नह कबहूं, जीव तथा देह इक वस्तु ॥२७॥। 
व्यवहा रतयों भाषते जीवो देहश्च भवति खल्बेक' । न तु निशचयस्य जीवो देहश्च कदाप्येकार्थ: ॥२७॥ 


इह खलु परस्परावगाढावस्थायामात्मशरीरयोः समार्वत्तितावस्थायां कनककलधोतयोरे- 
कस्कंधव्यवहारवद्व्यवहारमात्रेर॑वैकत्वं न पुननिश्चयत: । निश्चयतो ह्यात्मशरीरयोरुपयोगानु- 
पयोगरवभावयोंः कनककलघोतयोः पीतपांडुरत्वादिस्वभावयोरिवात्यंतत्यतिरिक्तत्वेनैकार्थत्वानु- 


नामसंज्ञ--ववहारणय, जीव, देह, य, खलु, इक्क, ण, दु, णिच्छ॒ुय, जीव, देह, य, कदा, वि, एकट्ठु । 
धातुसंज्ञ- ने प्रापणे, भास व्यक्ताया वाचि, हव सत्ताया, जीव प्राणधारणे | प्रकृतिशब्द-- व्यवहारनय, 
जीव, देह, च, खलु, एक, न, तु, निश्चय, जीव, देह, च, कदा, अपि, एकार्थ । मूलधातु--वि-अव-हज_ 
हरणे, भाष व्यक्तायां वाचि, भू सत्ताया, कर गतिप्रापणयो: । पदविबरण-- व्यवहारनय-प्रथमा एक० कर्ता । 
भाषते-वर्तमान लू अन्य पुरुष एक» क्रिया। जीव.-प्रथमा एक०। देह.-प्रथमा एक०। च-अव्यय । 
भवति--वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एक०। खलु-अव्यय | एक.-प्रथमा एक०॥ न-अव्यय । तु-अब्यय । 


एक द्रव्यसक्चको निरखनेके कारण उन्हे भिन्न-भिन्न कहता है, इसलिये व्यवहारनयस ही शरीर 
का स्तवन करके ग्रात्माका स्तत्रन माना जाता है, निश्चयसे नही । 

प्रसंगविबरण--पगननन्‍्तरपूर्व गाथामें भ्रज्ञानीका विचार दिखाया था कि जीव और 
देह एक है । भ्रब उसके समाधानमें कहा जा रहा है कि जीव प्लौर देहकी एक कहना व्यवहार 
मात्र्से है, परमार्थसे तो जीव श्रौर देह कभी भी एक पदार्थ नहीं हो सकते । 

तथ्यप्र काश--- (श/सिद्धान्तग्रन्थोमें जीवकोी सयोगी पर्यायोंका वर्णन है, वहाँ भी सिर्फ 
देहमें ही जीवका व्यवहार नही, किन्तु उस समावततित श्रवस्थामे जीवका निर्देश है । ४ रै) 
मात्र जीवस्वभावकों निरखनेपर जीव देहसे तो भिन्न प्रकट सिद्ध है ही, किन्तु विकारभावसे 
भी यह जीव भिन्‍न है । 

सिद्धान्त--( १) देहको आत्मा कहना उपचार है। (२) देहको देह व श्रात्माकों 
झ्रात्मा कहना यथार्थ व्यवहार है । 

हृष्टि-- १-ददव्येद्रव्योपच।रक अ्रसदुभूतव्यवहार (१०६)। *- श्रनेक श्रपरसंग्रह- 
भेदक व्यवहारनय (११) । 

«. प्रयोग--अपने आत्माको देहसे भिन्‍न जानकर, देहका ख्याल छोड़कर क्ानमात्र श्रात्म- 


पे रंग डर 


पपत्तेः नानात्वमेवेत्येवे हि किल नयविभाग: ततो व्यवहारनयेनैव शरीरस्तवनेनात्मस्तवनंमुप- 
पन्‍ने ॥२७॥। 





निशचयस्य-षष्ठी एक० । जीव.-प्रथमा एक०। देह -प्रथमा एक०। च--अव्ययथ | कदा-अव्यय । अपि-- 
अव्यय । एकार्थ -प्रथमा एकवचन ।।२७॥। 





गे “रनननीनरिजनव सन बन >+न नमन» पाक ७0-+>-ननन अनीन-कनन-पनक-- ५-० 





स्वरूपमें विश्राम करना चाहिये ॥२७॥। 

यही बात भ्रागेको गाथामें स्पष्ट करते है--[जीवात्‌ श्रन्यं | जीवसे भिन्‍न [इम॑ पुदु- 
गलमयं देह | इस पुदूगलमय देहको [स्तुत्वा] स्तुति करके [सुनिः] साधु [खलु मन्यते] 
निश्चयतः ऐसा मानता है कि [सथा] मैने [केवलीमगवान्‌] केवलीभगवान्‌की [स्तुतः | स्तुति 
की गौर [वंदितः | वन्दना की। 

तात्पर्य--देहकी स्तुति करनेपर प्रभुकी ही स्तुति होना अज्ञानी मानता है । 

टीकार्थ--जेसे चाँदीके गुणा श्वेतपनेके नामसे सुवर्गको भी श्वेत कहते है सो परमार्थ 
से विचारा जाय तब सुवर्गाका स्वभाव सफेद नही है, पीला है; तो भी व्यवहारमात्रसे ही स्वरों 
श्वेत है, ऐसा कहा जाता है। उसो तरहसे शुक्ल रक्तपना आदिक शरीरके गुण है, उनके 
स्तवनसे परमार्थसे शुक्लपना ग्रादि तीर्थंकर केवली पुरुषका स्वभाव न होनेपर भी तीथ्थंड्भूर 
केबली पुरुषका व्यवहारमान्नसे ही तीर्थड्रूर केवली पुरुष शुक्ललोहित है, ऐसा स्तवन होता 
है । परन्तु निश्चयनयसे शरोीरका स्तवन करनेसे आत्माका स्तवन नही बन सकता । 

प्रश्न -- व्यवहारनयकोीं तो असत्याथ कहा है श्र शरोर जड है सो ध्यवहारका 
आश्रय करके जडकी स्तुति करनेका क्या फल है ? उत्तर--व्यवहारनय सर्वथा अमत्याथ नहीं 
है निश्चयको प्रधान कर असत्यार्थ कहां हैं, छष्यस्थ (अ्रल्पज्ञानी) को अपना परका श्रात्मा 
साक्षात्‌ दीखता नहीं है शरीर ही दीखता है, उसकी शान्तरूप मुद्राकों देख अपने भी शांतभाव 
हो जाते हैं । भरत: ऐसा उपकार जान शरीरके ग्राश्रयसे भी स्तुति करता है, शांतमुद्रा देख 
प्रन्तरंगमे वीतराग भावका निश्चय होता है यह भी तो उपकार है । 

प्रसंगविबरण--पअश्रनन्तरपूर्व गाथामे प्रा्संभिक स्तुतिके बिषयमें बताया गया था कि 
अप्रतिबुद्ध व्यवहार व निश्चयका विभाग नहीं जानता । उसके सम्बन्धमे यहाँ व्यवहारस्तृति 
का विभाग बताया गया है । 

तथ्यप्रकाश--(१) प्रभुकी निर्मेलताके ग्रतिशयसे वह देह भो निर्मल हो गया है, 
निर्मित्तप्रदर्शनार्थ व प्रयोजनवश प्रभ्ुस्तवनके लिये देहके गुणोंका स्तवन किया जाता है। 
(२) निश्चयनयसे आत्माके स्तवनसे ही ग्ात्माका स्तवन माना जाता है । 

सिद्धान्त---( १) निम्मित्तका प्रसाद बतानेके लिये ग्रन्य द्रव्यके नैमित्तिक भ्रतिशयकी 





७२ समयसार 
तथाहि-- 
इणमण्णं जीवादो देहं पुग्गलमयं थुगणित्त मुणी। 
मण्णदि हु संधुदो वंदिदों मए केवली भयवं ॥२८॥ 
चित्से न्‍्यारे मौतिक, तनको स्तुति कर भले मनी माने । 
श्री भगवत्केवलिको, सैंने थुति बन्दना की है ॥२८॥। 
इममन्यं जीवाददेह पुद्गलमय स्तुत्वा मुनि:। मन्यते खलु संस्तुतो वंदितो मया केवली भगवान्‌ ॥२८॥। 
यथा कलघोतगुरास्य पांडुरत्वस्य व्यपदेशेन परमार्थतोउतत्स्वभावस्यापि कात्तेस्वरस्प 
व्यवहारमात्रेणव॒ पांडुरं कात्तेस्वरमित्यस्ति व्यपदेश: । तथा शरोरगुणस्यथ शुक्ललोहितत्वादे' 
स्तवनेन परमार्थतो$तत्स्वभावस्थापि तीथंकरकेव लिपुरुषस्य व्यवहारमात्रेणैव शुक्ललोहितस्तीथ॑- 
करकेव लिपुरुष इत्यस्ति स्तवनं । निश्चयनयेन तु शरीरस्तवनेनात्मस्तवनमनुपपन्‍नमेव ॥२५॥ 
नामसंज्ञ--इम, अण्ण, जीव, देह, पुग्गलमय, मुणि, हु, सथुद, वदिद, अम्ह, केवलि, भगवत । घावु- 
संज्ञ --त्थुण स्तुती, वद स्तुती, मन्न अवबोधने। प्रकृतिशव्द--इृदम्‌, अन्य, जीव, देह, पुदूगलमय, मुनि 
खलु, सस्तुत, वदित, अस्मद्‌ केवलिनू, भगवत्‌ । मूलधातु-प्टुअ स्तुतो, मन-ज्ञानें दिवादि | पदविवरण -- 
इमं-द्वितीया एक० | अन्य-द्वि० ए०। जीवात्‌ू-पचमी एक०» । देहं-द्वि० एक०। पुदूगलमय-द्वितीया ए०७ । 
स्तुल्वा-असमाप्तिकी क्रिया । मुनि:-प्रथमा एक० । मन्यते-बर्तेमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० | खलु-अव्यय । 


संस्तुत:-प्रथमा एक० क्ृंदन्त क्रिया। बंदित:-प्रथमा एक० क्रिया कृदन्‍त | मया-तुतीया एक० कर्मवाच्ये 
कर्ता, केवली-प्रथमा एक० । भगवान्‌-प्रथमा ए० कमंवाच्यमें कर्म ।२८॥ 


५.५०. ननननननानभ-५त3++न+-नननमम मनन कनननननानमनी-+-रननननतनन+ जनम मनननननानन वन न ननननीननीन-- नमन सन++++-+3न---+क म-क 3+-ननीनननननननन-+3«3«८ मन बनन-न- ८ ननपननन नरक +बनननान---न-ननननननानाननन-क 3 नन-न"नमननीनीननननननिननननिननानतनि तन कननल मनन िननान-क्‍0००९७५५-०००-५००-००००---० 
लिनतननतललत बज न-+ननततहव0 


प्रशंसा बताई जातो है । (२) परमार्थतः खुदके गुणकी प्रशंसासे उसको प्रशंसा होती है । 

दृष्टि-- १-संश्लिष्ट विजात्यसदूभूतव्यवहार (१२५)। २-शुद्ध निश्वचयनय (४६) । 

प्रयोग--देहसे भ्रत्यन्त भिन्न ज्ञानमातन्न प्रभुको निरखकर प्रभ्नुसमान प्रपने स्वभावकों 
निरखें ॥२८॥ 

ऊपरकी बातको गांथासे कहते हैं--[तत्‌] वह स्तवन [निश्चये| निश्चयमें [न 
युज्यते] ठीक नही है [हि] क्योंकि [शरीरगुरणाः] शरीरके गुण [केवलिनः| केवलीके [न 
भवंति ] नही है। [यः] जो [केवलिगुणान्‌| केवलीके गुणोंकी [स्तौति]| स्तुति करता है 
[स] वही [तत्त्व] परमार्थस्ने [केवलिन] केवलोीकी [स्तौति] स्तुति करता है । 

तात्पयं--वास्तवमें प्रश्न॒ परमात्माके गुणोंके स्तबनसे हो प्रभ्न॒ परमात्माकी स्तुति 
बनती है । 

टीकार्थ--जैसे सुवर्णमे नाँदीके सफेद गुणका श्रभाव होनेके कारण निश्चयसे सफेदपने 
के नामसे सोनेका नाम नही बनता, सुबर्णेके गुण जो पीतपना प्रादि हैं उनके ही नामसे सुबर्ण 


पूर्व रंग ७ 
तैथाहि-- 


त॑ णिच्छये ण॒ जुज्जदि श सरीरग॒ुणा हि होंति केवलिणो । 
कवलिगुणे थुणदि जो सो तन्च॑ केवलि थुण॒ुदि ॥२६॥ 
यह न सही निश्चयसे, होते तनके न केवलोमें गुर । 
जो प्रभुके गुण कहता, यही प्रभूका स्तवन करता ।१२६॥। 
तन्निश्चयें न युज्यते न शरीरग्रुणा हि भवंति केवलिन: । केवलिगुणान्‌ स्तौति यः स तत्त्व केवलिनं स्तौति। 
यथा कात्तेस्वरस्य कलघौतगुणस्य पोड़ुरत्वस्थाभावान्न निश्चयतस्तदृव्यपदेशेन व्यपदेश॥ 
कातेस्व रगुणस्य व्यपर्देशेनव कातेस्वरस्थ व्यपदेशात्‌, तथा तीर्थंकरकेवलिपुरुषस्य शरोरगुणस्य 


शुक्ललोहितत्वादेरभावान्न निश्चयततस्तत्स्तवनेन स्तवनं. तीथ्थद्धूरकेवलिपुरुषगुशस्य स्तबनेनेव 
तीर्थद्धू रकेवलिपुरुषगुणस्य स्तवनात्‌ ॥२६॥ 





नामसंज्ञ- त, णिच्छय, ण, ण, सरी रगुण, हि, केवलि, कैकलिगुण ज, त, तच्च, केवलि । घातु- 

संज्ञ-जुज योगे, हो सत्ताया, त्थुण स्तुतो । प्रक्रतिशब्द--तत्‌, निश्चय, न, न, शरीरगुण, हि, केवलिन, 
केवलिगुण, यत्‌, तत्‌, तत्त्व, केवलिन्‌ । मुलधातु--युजिर्‌ योगे रुधादि, ष्टुज्‌ स्तुतो, भू सत्ताया। पदवियव- 
रण - तत्‌-प्रथमा एक० । निशचये-सप्तमी एक० । न-अव्यय । युज्यते-वर्तमान लट्‌ कर्मवाच्य अन्य पुरुष 
एक०। न-अव्यय। जरीरगुणा.-श्रथमा बहु०। हि-अव्यय । भवति--वर्तमान लटू्‌ अन्य पुंरुष बहु०। 
केवलिन -पप्ठी एक० । केवलिगुणान्‌--द्वितीया बहु० । स्तौति--अन्य पुरुष एक० क्रिया। यः-प्रथमा एक० 
कर्ता । स -प्रथमा ए० कर्ता । तत्त्व--अव्यय । केवलिनं--द्वि० ए० । :स्तौति-अन्य पुरुष एक० क्रिया ॥२६॥ 
का नाम होता है | उसी तरह तीर्थंकर केवली पुरुषमें शरीरके शुक्ल रक्तता ग्रादि गणोंका 
अभाव होनेसे निश्चयतः शरोरके गुणोक्रे स्तवन करनेसे तीथंकर केवली पुरुषका स्तवन नहीं 
होता । तीर्थंकर केवली पुरुषके गुणोके स्तवन करनेसे ही केवलीका स्तवन होता है । 

प्रसंगविवरण--प्रकरणमे यह कहा गया था कि देहके स्तवनसे प्रात्माका स्तवन 
ग्रप्रतिबुद्ध मानता है, क्योंकि वह नयविभागकों नही जानता । उसमेसे व्यवहारनयक्रा विभाग 
तो श्रनन्तरपूर्व गाथामें बताया गया था । श्रव निश्चयनयका विभांग बता रहे हैं । 

तथ्यप्रकाश--(१) निश्चयसे देहके गुणोंके स्तवनसे तीथंकर केवली प्रभ्ुके गुणोंका 
स्तवन नही बनता, क्योकि देहके गण तोथेड्भर केवलो प्रभुमें नही हैं । (२) तीर्थड्भूर केवली 
प्रभुके गुणके स्तवनसे ही व्रीयंदधूर केवली प्रभुकी स्तुति परमाथ्थंतः है । 
४ सिद्धान्त--(१) किसी द्रव्यके द्रव्य, ज्षेत्र, काल, भाव भ्रन्य द्रव्यमें नहीं होते । (२) 

४ किसी द्रब्यकी प्रशंसा उस ही के गुग्नोंके कथनसे है । 
हृष्टि-- १-परद्रव्यादिग्राहक द्रव्याथिकनय (२६) । २-स्वद्रव्यादिग्नाहुक द्रव्याधिक- 


४ समयसार 
कर्ण शरीरस्तवनेरू तवधिध्वातृत्वादात्मनो निश्चयेन स्तबनं न युज्यत इति चेतु-- 


गुयरम्मि वरिण॒दे जह ण्‌ वि रण्णो वण्णणा कदा होदि। 
देहगुणे धुब्वने ण॒केवलिगुणा थुदा होंति ॥३०॥ 
नगरोके वर्शानमें, ज्यों राजाकी न वर्णना होती । 
तन गुरके वर्शानमें, त्योँ नह प्रभुकों स्तुतो होती ॥॥३०॥॥ 
नगरे वणिते यथा नापि राज्ञों वर्णना कृता भवति । देहगुणे स्तृयमाने न केवलिशुणा: रतुता भवंति ॥३०॥॥ 
तथाहि--प्राकारकब लितांव रमुपवनराजी निगीरांभूमितलं । पिवतीव हि. नगरमिदं 
परिखावलयन पातालं ॥|०५।॥ इति नगरे वणितेपषि राज्ः तदघिष्ठातृत्वेषि प्राकारोपवनपरिखा- 
दिमत्त्वाभावादरानं न स्थात्‌ । तथैव--नित्यमविकारसुस्थितसर्वांगमपूर्वंसहजलावण्यं । भ्रक्षोभ- 











नामसंज्ञ- णयर, वण्णिद, जहू, ण, वि, राय, वण्णणा, कदा, देहगुण, थुव्वत्‌ ण, केवलिगुण, थुद। 

धातुसंज्ञ-वण्ण वर्णने, हो सत्ताया । प्रकृतिशब्द--नगर, वर्णित, यथा, न, अपि, राजन, वर्णनत्र, कृता, 
देहमुण, स्तूयमान, न केवलिशुण, स्तुत। मूलधातु-वर्ण-वर्णने, राजू दीप्तौ, भू सत्ताया, प्टुअ स्तुती। 
नय (२८) । 

प्रयोग--प्रभुके गुणोके स्तवनसे प्रभुका ध्यान बनाकर शुद्ध पर्यायकों ख्रोतमे मग्न 
कर सह॒जात्मस्वरूपका ध्यान करना चाहिये ॥२६€।। 

झ्रब जिज्ञासा होती है कि श्रात्मा तो शरीरका श्रधिष्ठाता है, इसलिये शरीरकी स्तुति 
करनेसे ग्रात्माका स्तवन निश्चयसे क्यो ठीक नहीं है ? इसका समाधानरूप गाथा हृष्ठांतससहित 
कहते है--[ यथा] जैसे [नगरे] नगरका [वरिितिे ] वर्णन करनेपर [ राज्ञः बरोना ] राजाका 
वर्णन [नावि कृता] किया नहीं [ भवति | होता उसी तरह [बेहगुणो स्तुयमाने | देहके गुरों 
का स्तवन होनेपर [केवलिगुरणाः] केवलीके गुण [स्तुता न] स्तवनरूप किये नही [ मवन्ति ] 
होते । 

तात्पर्यं--नगरीका वर्णन होनेपर राजाका वर्णन न होनेको तरह देहके गुणोंका वर्णान 
होनेपर परमात्माका वर्णोन नहीं हो पाता । 

इसो अर्थेक्रा टीकामें काव्य कहा गया है--प्राकार' इत्यादि । श्रर्थ--यह नगर ऐसा 
है कि जिसने कोट (परकोटा) से प्राकाशको ग्रस लिया है श्रर्थात्‌ इसका कोट बहुत ऊँचा है । 
बगीचोंको पंक्तियोसे जिसने भूमितलकों निगल लिया है प्रर्थात्‌ चारो झरके बागोसे प्रथ्वो ढक 
गई है । कोटके चारों तरफ खाईके घेरेसे मानों पातालको पी रहा है श्रर्थात्‌ खाई बहुत गहरी 
है । लोग ऐसे नगरका वर्णोत् करते हैं सो यद्यपि इसका अधिष्ठाता राजा है तो भी कोट, बाग, 





पूर्व र॑ग॑ ७५ 
म्िव समुद्र जिनेन्द्रहपं परं जयति ॥२६॥ इति शरीरे स्तूयमानेपि तीर्थद्धुरकेवलिपुरुषस्य तद- 
धिष्ठातृत्वेषि सुस्थितसर्वागत्वलावण्यादिगुणाभावात्स्तवनं न स्थात्‌ ॥३०॥ 








पदविबरण --नगरे-सप्तमी एक०। वणिते-सप्तमी एक० । यथा-अच्यय | त-अव्यय । अपि-अब्यय । 
राज्:-षष्ठी एक० । वर्णना-प्रथमा एक० | कृता-प्र० ए० । अपि-अव्यय । भवति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष 
एक० । देहगुणं-सप्तमी एक० । स्तूयमाने-सप्तमी एक०। न-अब्यय । केवलिग्रुणा:-प्रथमा बहु० । स्तुता:- 
प्रथमा बहु० | भवति-वतंमान लट्‌ अन्य पुरुष बहु० ॥३०॥। 


खाई ग्रादि वाला राजा नही है, इसलिये ऐसे नगरके वर्णानसे राजाका वर्णशंन नही हो सकता । 
उसी तरह तीर्थद्धुरका स्तवन शरीरकी स्तुति करनेसे नही हो सकता है । इसो ग्रथेको क्राव्य 
में कहते है--- 

नित्य इत्यादि । श्र्ण--प्रच्छी तरह सुखरूय सर्वाग जिसमे भ्रविकार स्थित है, 
प्रपूव स्वाभाविक लावण्य है जिसमे याने जो सबको प्रिय शगता है, जो समुद्रकी तरह क्षोभ- 
रहित है, ऐसा जिनेन्द्रहूप सदा जयवंत हो । इस प्रकार शरीरकी स्तुति की, सो यद्यपि तोथ॑- 
दूर केबली पुरुषके शरीरका ग्रधिष्ठातापना है तो भी सुस्थित सर्वांगषता लाबण्यपना आत्मा 
का गुण नहीं है, इसलिये तीर्थंकर केवली पुरुषके इन गुणोंका अभाव होनेसे शरीरको स्तुति 
द्वारा उनकी स्तुति नहीं हो सकती । 

प्रसंगविवरण--अनन्तरपूर्त गाथामें यह बताया गया था कि निश्चयत: शरोरकी 
स्तुतिसे प्रभुकी स्तुति नहीं हाती, उसीका विवरण इस गाधथामें है । 

तथ्यप्रकाश--(१) परमात्माकी विशेषता समभानेके लिये शरीरकी विशेषता बतानेमें 
परमात्माक्रे शरीरका अ्रधिप्लातृत्व सम्बन्ध सूचित होता है । (२) परमौदारिक शरोरका अधि« 
छुतृत्व होनेपर भी शरीरका गुणा परमात्मामे न होनेसे शरीरस्तवनसे परमात्मस्तवन नहीं 
होता । ह 

सिद्धान्त--( १) एकसे सम्बधित विजातोय पदार्थकी विशेषतासे उस एककी विशेषता 
बताना उपचारभाषाकोी विधि है । (२) किसी एक पदार्थंका गुण किसो भप्रन्य पदार्थमें संक्रान्त 
नही होता । 

हेष्ट-- १-परसम्बन्धव्यवहार (१३५) । २-परद्रव्यादिग्राहुक द्रव्याथिकनय (२६) । 

प्रयोग--शरी रकी विशेषताझ्रोंको शरीरमें परिसमाप्त जानकर उसका ख्याल छोड़कर 
झ्पनेको चैतन्यात्मक स्वरूपमें तन्‍्मय ग्रनुभवना चाहिये ॥३०॥। 

ग्रब जिस तरह तीर्थद्धूर केवलीकी निश्चय स्तुति हो सकती है उसी रीतिसे कहते है 
उसमें भी पहले ज्ञेय ज्ञायकके संकरदोषका परिहार करके स्तुति करते हैं--[यः] जो [इन्द्रि- 


७६ संमयसार 
प्रय निश्चयस्तुतिमाह, तन्न शेयज्ञायकर्सफरदोषपरिहारेश तावत्‌ृ-- 


जो इन्दिये जिणित्ता णाणसहावाधियं मुणदि आदं। 
त॑ खलु जिदिंदियं ते भणंति जे णिच्छिदा साहू ॥३१॥ 
जो जीति इन्द्रियोंको, शानस्वमावी हि भ्रापफो माने । 
नियत जितेन्द्रिय उसको, परम कुशल साधुजन कहते ॥॥३१॥॥ 
यः इम्द्रियाणि जित्वा ज्ञानस्वभावाधिक जानात्यात्मानं । तं खलु जितेन्द्रिय ते भणति ये निश्चिता: साधव: | 
यः खलु निरवधिबंधपर्यायवशेन प्रत्यस्तमितसमस्तस्वतरविभागानि निर्मेलभेदाभ्पास- 
कौशलोपब्धांतःस्फुटातिसूक्ष्मचित्स्व भावाष्टंभवलेन शरीरपरिणामापचन्नानि द्रव्येन्द्रियारि प्रति- 
विशिषश्स्वस्वविषयव्यवसायितया खंडशः ग्राकष॑न्ति प्रतीयमानाखंडैकविच्छक्तितया भावेन्द्रियाणि 





.... तामसंज्ञ- ज, इदिय, णाणसहावाधिय, अत्त, त, खलु, जिदिदिय, त, ज, णिच्छिद, साहु। घातु- 
संज्--जिण जये. मुण ज्ञानें, भण कथने । प्रकृतिशब्द-यत्‌, इन्द्रिय, ज्ञानस्वभावाधिक, आत्मन्‌, ततू, खलु, 
जितेन्द्रिय, तत्‌, यत्‌, निश्चित, साधु। मूलधातु- इंदि परमंश्वयं, जि-जये, मत-ज्ञाने, अत सातत्यगमने, 
यारि| इन्द्रियोको [जित्वा] जीतकर [ज्ञानस्वभावाधिकं] ज्ञानस्वभाव द्वारा ग्रन्य द्रब्यसे 
ग्रधिक [आझ्ात्मानं] भ्रात्माकों [जानाति] जानता है [तें खलु] उसको नियमसे [ये निश्चिताः 
साधवः] जो निश्चयनयमें स्थित साधुजन है [ते] वे [जितेन्द्रियं] जितेन्द्रिय ऐसा [भरांति] 
कहते है । 


तात्पयें---जो सहज ज्ञानस्वभावमय ग्रात्माको श्रतुभव कर इन्द्रियॉपर विजय प्राप्त 
कर लेते है वे जितेन्द्रिय कहलाते है । 

टीकाथें-- जो मुनि द्रव्येन्द्रिय, भावेन्द्रिय तथा इन्द्रियके विषयोके पदाथे इन तीनोंकों 
ही ग्रपनेसे पुधक्‌ कर सब भ्रन्य द्रव्योंसे भिन्न ग्रपने श्रात्माका अनुभव करता है, वह निश्चयसे 
जितेन्द्रिय है । कैसी है द्वव्येन्द्रियाँ ? प्रनादि प्रमर्यादरूप बंधपर्यायके वशसे जिनसे समस्त स्व- 
परका विभाग नष्ट हो गया है ग्जौर जो शरीर परिणामको प्राप्त हुई हैं ्रर्थात्‌ प्रास्मासे ऐसे 
एक हो रही हैं कि भेद नही दिखता, उनको तो निर्मल भेदके अ्भ्यासकी प्रवीणतासे प्राप्त 
भ्रन्तरंगमे प्रकट अति गृक्ष्म चेतन्यस्वभावके श्रवलम्बनसे प्रपनेसि पुथक्‌ किया है, यहो द्रव्ये- 
न्द्रियोंका जीतना हुप्रा | क॑सी हैं भावेन्द्रियाँ ? पृथक्‌पुथक्‌ विशेषोंको लिये हुए जो अपने 
विषय उनमें व्यापार करनेके कारण जो विषयोंको खंडखंड ग्रहएणा करती हैं श्र्थात्‌ ज्ञानको 
खंडखंडरूप जानती है, उनको प्रतोतिमें झ्रातो हुई अ्रखंड एक चैतन्यशक्तिसे श्रपनेसे भिन्न 


पुरे रंग ७७ 
ग्राह्मग्राहकलक्षणसम्बन्धप्रत्यासत्तिवशेन सह संविदा परस्परमेकीभूतानिव चिच्छकतेः स्वयमेवा- 
नुभूयमानासंगतया भावेन्द्रियाबगृह्ममाणान्‌ स्पर्शादीनिन्द्रियार्थाश्व सर्वथा स्वतः पृथक्क रणेच 
विजित्योपरतसमस्तज्ञेयज्ञायकसंकरदोषत्वेनैकत्वे टंकोत्कीर्श विश्वस्थाप्यस्योपरि तरता प्रत्यक्षो- 





भण-शब्दा्थ:, साध-ससिद्धों । पदब्िवरण--य.-प्रथमा एक० पृ० कर्ता । इन्द्रियाणि-द्वितीया बहु०। अस- 
माप्तिकी क्रियाका कर्म । जित्वा-असमाप्तिकी क्रिया । ज्ञानस्वभावाधिक-ह्वितीया एक० । मन्यते-बर्तमान 
लट्‌ अन्य पुरुष एक० । आत्मानं-द्वितीया एक० । त-द्वितीया एक०। खलु-अव्यय । जिलेन्द्रिय-द्वितीया 


ही + जन तत मत जत-.++....तु................. 
विन नी नी नस 3 सब +क्‍न्‍न्‍न्‍ँन्‍ँञ&६ँ॒६लञल  * *४७-७४4.>+>+--++_ ७ +५.+०+-+--०००-+क्‍++----++.53 ता 


जानती है, यही भावेन्द्रियोका जीतना हुमा । इंद्रियोके विषयभूत पदार्थ कैसे है ? ग्राह्मग्राहक- 
लक्षण सम्बन्धी निकटताके वशसे अपने सम्वेदन (अनुभव) के साथ परस्पर मानो एक 
सरीखे हो गये हों ऐसे दीखते हैं, उनको अपनी चैतन्यशक्तिके अपने झ्राप अनुभवमें ञ्राता हुआा 
जो अ्रसंगपना--एकत्व उसके द्वारा भावेन्द्रियसे ग्रहणा किये हुए स्पर्शादिक पदार्थोक्रो श्रपनेसे 
पृथक्‌ किया है। यही विषयभूत पदार्थोका जीतना हुआ्ना । इस प्रकार इन्द्रियज्ञाकके और 
विषयभूत पदार्थेके ज्ञेयज्ञायकका संकरनामक दोष ग्राता था, उसके दूर होनेसे ग्रात्मा एकपने 
में टंकोत्कीणवत्‌ निश्चल स्थित समस्त पदार्थोके ऊपर तैरता, जानता हुआ भी उनरूप नहीं 
हाता, प्रत्यक्ष उद्योतपनेसे नित्य हो ग्रन्तरंगमे प्रकाशमान, ग्रविनश्वर, श्राप ही से सिद्ध श्रौर 
परमार्थरूप ऐसे भगवान ज्ञानस्वभावके द्वारा सब भ्न्य द्रव्योंसे भ्रतिरिक्त परमार्थतः जो जानता 
है वह जितेन्द्रिय जिन है, इस प्रकार एक निश्चयस्तुति तो यह हुई । 

भावार्थ--अज्ञानमें ज्ञेय तो इन्द्रियोंक विषयभूत पदार्थ भौर ज्ञायक आप श्रात्मा इन 
दोनोका अनुभव विषयोकी श्रासक्ततासे एकुश्रा-होता था, सो जब जशेय व ज्ञायककी भेदज्ञानसे 
भिन्‍नता जानी तब ज्ञेयज्ञायकसंकर दोष दूर हुआ, ऐसा जानना ! 

प्रसंगविवरण--अ्रनन्तरपूर्वं गाथामें बताया था कि देहकी स्तुतिसे प्रभुकी स्तुति नही, 
किन्तु प्रभ्ुके गुणोंको स्तुतिसे प्रभुकी स्तुति होतो है | उसी प्रसंगस सम्बंधित प्रथम निश्चय- 
स्तुति इस गाथामें को गई है । 

तथ्यप्रकाश--( १) सम्यकक्‍त्व हुए बाद मोक्षमार्गकी प्रगतिमे प्रथम कदम इन्द्रियविजय 
का बताया गया है । (२) इन्द्रियविषयोपभोगमें श्रन्तरंग बहिरंग साधन कुल ३ होते हैं-- 
द्रब्येन्द्रिय, भावेन्द्रिय व. विषयसंग; सो इन तीनोके विजयमें इन्द्रियविजय है (३) द्रब्येन्द्रियाँ 
स्थूल, भौतिक (शारीरिक) है उनका विजय प्रन्तःप्रकाशमान सूक्ष्म चैतन्यस्वभावके अवलम्बन 
से होता है । (४) भावेन्द्रियाँ खण्डखण्ड जाननरूप है उनका विजय अ्रखण्ड एक चित्‌ शक्तिके 
ग्रवलम्बनसे होता है । (५) विषयभूत पदार्थ संग कहलाते हैं उनका विजय अ्रसंग चैतन्यमात्र 
भ्रन्तस्तत््वके अनुभवसे होता है । (६) यहाँ ज्ञेय हैं विषयभूत पदार्थ और प्रासंगिक ज्ञायक है 





प्ष समयसार 


द्योततया नित्यमेबांत:प्रकाशमानेनानपायिना स्वतः सिद्धेन परमार्थलता भगवता ज्ञानस्वभावेन 


सर्वेभ्यो द्रव्यांतरेभ्य: परमार्थतोतिरिक्तमात्मानं संचेतयते स खलु॒जितेन्द्रियों जिन इत्येका 
निश्चयस्तुति: ॥३१॥ 





एक० । ते-पु० प्रथमा बहु० | भणति-वर्तमान लटू अन्य पुरुष बहु०। ये-प्रथमा वहु० पु० । निश्चिता:- 
प्रथमा बहु० कतू विशेषण । साधव:-प्रथमा बहु० कर्ता ॥३१॥ 





द्रव्येन्द्रिय व भावेन्द्रिय उन ॒तीनोंका जो सहज ज्ञायकस्वरूप जीवके साथ सांकये है, सम्बन्ध 
है उस दोपषको दूर किया गया होनेसे ज्ञेयज्ञायकसंकरदोषका परिहार हो जाता है । 

सिद्धान्त-- (१) भूतार्थंके ग्राश्नयसे उपाधियोंका परिहार होता है । (२) शुद्धनयके 
आ्राश्नयसे एकत्वविभक्त भ्रन्तस्तत्त्वका प्रकाश होता है । 

हष्टि-- १-शुद्धभावनापेक्ष शुद्ध द्रव्याथिकनय (२४ब) । २-शुद्धनय (४६) । 

प्रयोग--विषयभूत पदार्थ, द्रव्येन्द्रिय व भावेन्द्रियके लगावसे हटकर सहजसिद्ध 
चिन्मात्र अन्तस्तत्त्वरूप अ्पनेको अ्रनुभवना चाहिये ॥३ १॥। 

ग्रब भाव्य भावक संकरदोष दूर कर स्तुति कहते है--[यः तु] जो मुनि [मोहं| मोह 
को [जित्वा] जीतकर [शअ्रात्मान] श्रपने भ्रात्माको |भानस्वभावाधिक] ज्ञानस्वभावके द्वारा 
प्रन्य द्रव्यभावोंसे ग्रधिक [जानाति] जानता है [तं साधु| उस मुनिको [परसा्थंविज्ञायकाः ] 
परमार्थके जानने वाले [जितमोहं | जितमोह ऐसा [विदन्ति | जानते है । 

तात्पयं--जो सहजज्ञानस्वभावमय ग्रात्माकों ग्रनुभव कर मोहको जीत लेते है वे 
जितमोह कहलाते हैं । 

टीकार्थं--जो मुनि फल देनेकी सामथ्येसे प्रकट उदयरूप होकर भावकरूपसे प्रगट 
हुए भी मोहकमंको तदनुकूल परिणात ग्रात्मा भाव्यक्रे व्यावतंनसे तिरस्कार करके (पृथक 
करके) जिसमें समस्त भाव्यभावक संकरदोष दूर हो गया है, उसके रूपसे एकत्व होनेपर 
टंकोत्कीणंवत्‌ निश्चल, समस्त लोकके ऊपर तैरता, प्रत्यक्ष उद्योतरूपसे नित्य ही ग्रन्तरंमर्मे 
प्रकाशमान, श्रविनाशी और आ्रापसे ही सिद्ध हुआ परमाथेरूप भगवान्‌ ऐसा वह ज्ञानस्वभाव, 
उसके द्वारा भ्रन्य द्रव्यके स्वभावसे होने वाले सब हो अन्य भावोसे परमाथ्थतः झत्तिरिक्त ऐसे 
ज्ञानस्वरूप आात्माकों अनुभव करता है वह निश्चयत: जितमोह जिन है | इस प्रकार यह 
द्वितीय निश्चयस्तुति हुईं । इस ही प्रकार मोहके पदको बदलकर उसकी जगह राग, द्वंष, 
क्रोध, मान, माया, लोभ, कम, नोकरम, मन, वचत, काय--ये ग्यारह तो इस सूत्र द्वारा और 
श्रोत्र, चक्षु, प्राण, रसना, स्पर्शत--ये पाँच इन्द्रियसूत्र द्वारा ऐसे सोलह पद पलटनेसे सोलह 


पूर्व रंग 3६ 
ध्रथ भाव्यमावकसंकरदोषपरिहारेरश-- 
जो मोहं तु जिणित्ता णाणसहावाधियं मुणह आद॑। 
त॑ जिदमोहं साहुं परमद्रवियाणया विति ॥३२॥ 
जो जीति मोह सारे, ज्ञानस्वभावी हि ग्रापको माने । 


जितमोह साधु उसको, परमार्थग साधुजन कहते ॥॥३२॥। 
यो मोहं तु जित्वा ज्ञानस्वभावाधिक जानात्यात्मान । त॑ जितमोह साधु परमार्थविज्ञायका विन्दन्ति ॥३शा 
यो हि नाम फलदानसम्थतया प्रादुर्भव भावक्ल्वेन भवतमधि दूरत एवं तदनुवृत्तेरा- 
त्मनो भाव्यस्य व्यावरत्तनेन हठान्मोहं न्यक्कृत्योपरतसमस्तभाव्यभावकसंकरदोपत्वेनैकत्वे टंको- 
त्कीर्ण॑ विश्वस्याप्यस्योपरि तरता प्रत्यक्षोद्योततया नित्यमेवांत:प्रकाशमानेनानपा यिना स्वतः 
.. मामसंज्ञ- ज, मोह, तु, णाणसहावाधिय, अत्त, त, जिदमोह, भाहु, परमद्ठुवियाणय । धातुसंश-- 
जिण जये, मुण ज्ञान, विद ज्ञाने । प्रकृतिशब्द - यत्‌, मोह, तु, ज्ञा4स्वभ्ावाधिक, आत्मन्‌, तत्‌, जितमोह, 
साधु, परमार्थविज्ञायक | मूलधातु--9ह वचित्ये, जि जये, मन-ज्ञाने, अत-सातत्यगमने, साध-ससिद्धौं, 
विदुलू लाभे | पदविवरण - य -प्रथमा एक० पु० कर्ता। मोह-ह्वितीया एक० असमाप्तिकी क्रियाका कर्म । 
तु-अव्यय । जित्वा-असमा प्तिकी क्रिया । ज्ञानस्वभावाधिक-द्वितीया एक० कर्मविशेषण । मे पयते-वर्तमान 
सूत्र पृथकू-पृथक्‌ व्याख्यानरूप करने चाहिये श्रौर इसी उपदेशसे भ्रन्य भी विचार लेने चाहियें। 
भावाथें-- जो अपने आझ्रात्माकों जो भावक मोहके श्रनुसार प्रवतंनरो भाव्यरूप 
हुआ, उसे भेदज्ञानके बलसे पृथक ग्रनुभव करता है, वह जितमोह जित है । इरा तरह भाव्य- 
भावक भावके सकरदोषको दूर कर दूसरी निश्चयस्तुति हुई | यहाँ ऐसा श्राशय है कि जो 
श्रेणी चढ़नेपर मोहका उदय अनुभवमे न रहकर अपने बलसे उपशमादि कर आत्माकों ग्रनुभव 
करता है, उसको जितमोह कहा है | यहाँपर मोहको जीता है, उसका नाश हुप्नरा मत जानना । 
प्रसंगविवरण-- अनन्तरपूर्व गायामे बताया था कि ज्ञेयज्ञायकभावसकरदोप दूर कर 
प्रथ्ु जितेन्द्रिय बने यह प्रथम निश्नयस्तुति है । श्रब उससे ही सम्बन्धित द्वितीय निश्वयस्तुति 
यहाँ कही जा रही है । 
तथ्यप्रकाश--(१) फलदानसमर्थहयसे उघड़कर भावकरूपसे हुआ मोह है भौर उसके 
प्रनुरूप प्रवृत्ति होनेसे ग्रात्मा भाव्य है इस कथनसे निमित्तनैमित्तिक भावका सही स्वरूप 
प्रसिद्ध हुआ है । (९) भाव्य और भावकसे पुृथक्‌ शुद्ध ज्ञानमात्र अन्तस्तत््वका संचतन करना 
मोहपर विजय करना कहलाता है । 
सिद्धान्त--( १) भावकका निमित्त पाकर आत्मा विभाव्य होता है। (२) मोहसे 
विविक्त ज्ञानमात्र आत्मतत््वका सचेतन करना मोहक। परभाव है । 


5६० समयसार 


घिद्धेन परमार्थलता भगवता ज्ञानस्वभावेन द्वव्यांतरस्वभावभावेभ्य: सर्वेभ्यों भावास्तरेभ्य: 
परमार्थतो5तिरिक्तमात्मानं संचेतयते स खलु जितमोहो जिन इति द्वितीया निश्चयस्तुतिः । 
एबमेव च मोहपदपरिवत्तेनेन रागद्वेषक्रोधमानमायालोभकमंनोकमंमनोबचनका यसूत्राण्येकादश 
पञ्चानां श्रोत्रचक्षु्नाणरसनस्पशंनसूत्राणाभिद्रियसूत्रेण पृथर्व्याख्यातत्वादव्यास्येयानि । ग्रनया 
दिशान्यास्यप्यूद्यानि ॥ ३२॥। 

लटू अन्य पुरुष एक० । आत्मानं-द्वितीया एक० कर्ता० | तं-द्वितीया एक०। जितमोह-द्वितीया एक ० कर्म- 
विशेषण ! साधुं-द्वितीया एक० कर्म । परमार्थविज्ञायका:-प्रथमा बहुवचन कर्ता या कतृ विज्येषण । विदंति- 

वर्तमान लटू अन्य पुरुष बहु० क्रिया ॥३२॥ 





हश्टि--- १- उपाधिसापेक्ष श्रशुद्ध द्रव्याथिकनय (२४) | २-उपाध्यभावापेक्ष शुद्ध 
द्रव्याथिकनय (२४श्र) । 

प्रयोग--विकारभावको नैमित्तिक प्रतएवं भ्रस्वाभाविक जानकर उससे श्रत्यंत उपेक्षा 
करके प्रपनेको ज्ञानमान्र प्रनुभवना चाहिये ॥३२॥। 

प्रागे भाव्यमावकभावके भ्रभाव द्वारा निश्चयस्तुति कहते है-[जितमोहस्य तु 
साधो:] जिसने मोहको जीत लिया है ऐसे साधुके [यदा] जिस समय [समोहः क्षीणः | मोह 
क्षोण याने नष्ट [ भवेत्‌ | होता है [तदा] उस समय [निशच्यविद्तिः | निश्चयके जानने वाले 
[खलु ] निश्चयसे [सः] उस साघुको [क्षोणमोहः]| क्षीणमोह ऐसे नामसे [ भण्यते | 
कहते है । 

तात्पयं--जितमोह साधुके निविकल्प समाधिबलसे जब मोह समूल नष्ट हो जाता है 
तब उसे क्षोणमोह कहते हैं । 

टीकार्थ--इस निश्चयस्तुतिमें पूर्वोक्त विधान द्वारा आत्मासे मोहका तिरस्कार कर 
जैसा कहा, वैसे ज्ञानस्वभाव द्वारा भ्रन्य द्रव्यसे प्रधिक आत्माका ग्रनुभव करनेसे जितमोह 
हुआ, उसके जिस समय ग्रपने स्वभावभावकी भावनाका भ्रच्छी तरह अवलम्बन करनेसे मोह 
की संतानका ऐसा अत्यंत विनाश हो जाता है कि फिर उसका उदय नहीं होता, ऐसा भावक- 
रूप मोह जिस समय क्षोरा होता है, उस समय याने भावकमोहका क्षय होनेपर श्रात्माके 
विभावरूप भाव्यभावका भी प्रभाव हो जाता है उस समय माव्यभावकभावके अभावसे एकत्व 
होनेपर टद्धोत्कीएंवत्‌ निश्चल परमात्मांको प्राप्त हुप्रा 'क्षीणमोह जिन! ऐसा कहा जाता है 
प्र्थात्‌ साधु पहले भ्पने बअलसे उपशमभाव द्वारा मोहको जीते, पीछे जिस समय अपनी बडी 
सामथ्येसे मोहका सत्तामें से नाश कर ज्ञानस्वरूप परमांत्माको प्राप्त होता है तब 'क्षीणमोह 


पूर्वे रंग प्र 
झथ भाव्यमावक्मावासावेन-- 
जिदमोहस्स दु जइया खीणों मोहों हविज्ज साहुस्स । 


तइ्या हु खीएमोहो भण्णदि सो णिच्छयविदृहि ॥३३॥ 
मोहजयो साधूके, ज्यों हि सकल मोह क्षोण हो जाता । 
त्यों हि परमार्थ ज्ञायक, कहते हैं क्षीणमोह उन्हें ॥३३॥ 
जितमोहस्य तु यदा क्षीणो मोहों भवेत्साधो:। तदा खलु क्षीणमोहों भण्यते स निर्चयविद्धि: ॥३३॥ 
इह खलु पूर्व॑प्रक्रांतेन विधानेनात्मनों मोह न्‍्यककृत्य यथोदितज्ञानस्वभावानतिरिक्तात्म- 
संचेतनेन जितमोहस्य सतो यदा स्वभावभावभावनासौष्ठवावष्टं भात्तत्संतानात्यंतविनाशेन पुनर- 
प्रादुर्भावाय भावक: क्षीणों मोहः स्थात्तदा स एवं भाव्यतावकभावाभावेनैकत्वे टंकोत्कीणेपरमा- 
त्मानमवाप्तः क्षीणमोह जिन इति तृतीया निश्चयस्तुतिः। पएबमेव च मोहपदपरिव्तनेन राप- 
देषक्रोधमान मायालोभकर्मनोकर्ममनोवचनका यश्रोत्रचक्षुप्नाण रसनस्पर्शन तु त्रारिण षोडश व्याख्ये- 
.. तामसंज्ञ--जिदमोह, हु, जश्या, खीण, मोह, साहु, तइया, हु, खीणमोह, त, णिच्चयविदु । घातु- 
संज्ञ-क्खि क्षये, हव सत्तायां तृतीयगणे, भण कथने, विद ज्ञाने। प्रकृतिशब्द--जितमोह, तु, यदा, क्षीण, 
मोह, साधु, तदा, खलु, क्षीणमोह, तत्‌, निश्चयवित्‌ । मूलधातु-जि जये, क्षि क्षये, मृह-वेचित्ये, भ्र्‌ 
जिन! कहा जाता है । यहाँ भी जैसे पूरे कहा था, उसी तरह मोह पदको पलटकर राग, द्वेष, 
क़ोध, मान, माया, लोभ, कम, नोकमे, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, प्राण, रसना, स्प- 
शंन--ये पद रखकर सोलह सूत्र पढ़ना झ्लौर व्यास्यान करना तथा इसी प्रकार उपदेश कर 
भ्रन्य भी विचारना । 
ग्रब इस निश्चय व्यवहारहूप स्तुतिके श्रथंकों कलशरूप काब्यमें कहते हैं--- एकत्य' 
इत्यादि । अथे---शरीर श्र ग्रात्माका व्यवहारनयसे एकत्व है, किन्तु निश्चयनयसे एकत्व 
नही है । इसी कारण शरीरके स्तवनसे आ्रात्मा-पुरुषका स्तवन व्यवहारनयसे हुप्ला कहा जाता 
है, किन्तु निश्चयनयसे नहीं । निश्चयसे तो चैतन्यके स्तवनसे ही चैतन्यका स्तवन होता है । 
यह चेतन्यका स्तवन तो जितेन्द्रिय, जितमोह, क्षोणमोह कहनेसे होता .है। इस प्रकार यह 
सिद्ध हुआ कि जो श्रज्ञानीने तोथंकरके स्तव॒नका प्रश्न किया था, उसका यह नयविभाग द्वारा 
उत्तर दिया । उसके बलसे श्रात्मा श्ौर शरीरका एकत्व निश्चयसे नहीं है । 
भ्रब फिर इसी श्रथंके जाननेसे भेदज्ञानकी सिद्धि होती है, ऐसा प्र्थरूप काव्य कहते 
हैं--इति परिचित' इत्यादि । श्रथें“--इस तरह जिसने वस्तुके यथार्थस्वरूपका परिचय किया 
है, ऐसे मुनिजनोके द्वारा श्रात्मा भर शरीरके एकत्वके नयविभागकी युक्ति द्वारा अत्यन्त 


छ्रे समयसार 


यानि । भ्रनया दिशान्यान्यप्यूह्यानि । इत्यप्रतिबुद्धोक्तिनिरासः । 
एकत्वं व्यवहारतो न तु पुनः कायात्मनोनिश्चया- 
न्नुःस्तोत्रं व्यवहारतोस्ति वपुषः स्तुत्या न तत्ततत्वतः । 
स्तोत्रं निश्वयतश्चितो भवति चित्स्तुत्यैव सैवं भवे- 
न्नातृस्‍्तोथंकरस्तवोत्तरवलादेबत्वमात्मांगयो: ॥२७॥ 
इति परिचिततत्त्व॑रात्मकायकतायां नयविभजनयुकत्यात्यंतमुच्छादितायां । 
भ्रवतरति न बोधो बोधमेवाद्य कस्य स्वरसरभसक्ृष्ट: प्रस्फुटन्नेक एव ॥२८।॥। ॥३३॥ 


सत्तायां, साध संसिद्धों, भण-शब्दार्थ: | पदविवरण- जितमोहस्य-षष्ठी एक० । तु-अव्यय । यदा-अव्यय | 

क्षीण.-प्रथमा एक० । मोह:--प्रथमा एक० । साधो.-षष्ठी एक० | तदा-अव्यय | खलु-अव्यय । क्षीणमोह - 

प्रथमा एक० । भण्यते-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० भावकर्मलिड । स-प्रथमा एक० कमंवाच्यमें कर्म । 
निश्चयविद्धि.-तृतीया बहुवचन कमेवाच्यमे कर्ता ॥३३॥ 


उच्छदित किये जानेपर निजरसके वेग द्वारा खेंचा हुआ एकस्वरूप होकर वह ज्ञान यथार्थरूप 
में किस पुरुषके प्रकट नहो होता प्रर्थात्‌ भ्रवश्य प्रगट होता ही है । 

भावार्थ-- निश्चय व्यवहारनयके विभागसे ग्रात्माका और परका ग्रत्यन्त भेद जो 
दिखलाया है, उसको जानकर ऐसा कौन पुरुष है कि जिसके भेदज्ञान नहीं होगा ? क्योंकि 
ज्ञान अपने स्वरससे आप श्रपना स्वरूप जानता है । इस प्रकार भ्रप्रतिबुद्धे जो ऐसा कहा था 
कि हमें तो यह निश्चय है कि जो देह है वही भात्मा है, उसका निराकरण (समाधान) किया । 

प्रसंगविवरणा-- अनन्तरपूर्वे गायामें निश्चयस्तुतिके प्रकरणमें भाव्यभावकसंकर दोष 
दूर करने वाली द्वितीय निश्चयस्तुति की गई थी शभ्रब॒भाव्यभावकभावके ग्रभावसे होने वाले 
क्षीएणमोहत्वकी उत्कृष्टता बताने वाली तृतीय निश्चयस्तुति की जा रही है । 

तथ्यप्रकाश-- १--परमात्मपदके लाभके लिये प्रनिवारित ४ पौरुषोंका इस निश्चय - 
स्तुतिके प्रकरणमें वर्णन हुआ है-- (१) जितेन्द्रिय होना, (२) मोहका तिरस्कार होना, (३) 
जितमोह होना भ्रौर (४) क्षीणमोह होन। । २--यहाँ क्षीणमोह होनेका उपाय स्वभावभावकी 
निरन्तर हृढ़ भावना होना बताया गया है। ३--ज्ञानमे ग्रात्मा व देहकी एकता पूर्णतया नष्ट 
होनेपर ज्ञान मात्र जाननरूपसे बतंता हुआ प्रकट व प्रगत होता ही है। 

सिद्धान्त--( १) स्वभावभावकी भावनाका निमित्त पाकर भावक मोहकमं कर्मत्वरहित 
हो जाता है । (२) प्रात्मा व देहादि परभावमें एकत्वबुद्धिके पुरणंतया नष्ट होनेपर जाननमात्र 
बतंता हुआ्ला ज्ञान विलसित होता है । 

दृष्टि--- १- शुद्धभावनापेक्ष शुद्ध द्रव्याथिकनय (२४ ब) । २- उपाध्यभावापेक्ष शुद्ध 


पूर्वे रंग ण्डरे 
एवमयमनादिमोहसंताननिरूपितात्मशरी रैकत्वसंस्का रतयात्यन्तमप्रतिबुद्धो पि प्रसभोज्जु- 
म्मिततत्त्वज्ञानज्योतिनेत्रविकारोब प्रकटोद्घाटितपटलष्टसितिप्रतिबुद्ध: साक्षात्‌ द्रष्टारं स्वं स्वय- 
मेव हि विज्ञाय श्रद्धाय च तं चैबानुचरितुकाम: स्वात्मारामस्यास्यान्यद्रव्याणां प्रत्याख्यानं कि 
स्थादिति पृच्छन्नित्यं वाच्यः-- 
ु किक ज्‌ रेरि 
सम्बे भावे जम्हा पच्चक्खाई परेत्ति णादणं। 
तहा पच्चक्खाएं णाणं शियमा मुणेयव्वं ॥३४॥ 
चू'कि सकल भावोंक़ो, पर हैं यह जानि त्यागना होता । 
इस कारण निश्चयसे, प्रत्याख्यान ज्ञानको जानो ॥३४॥ 
सवर्ति भावान्‌ यस्मात्यत्याख्याति परानिति ज्ञात्वा। तस्मात्प्रत्याख्यान ज्ञानं नियमात्‌ ज्ञातव्यं ॥॥३४।॥ 
यतो हि द्रव्यांतरस्वभावभाविनो5न्यानखिलानपिं भावात्‌ भगवज्ज्ञातृद्रब्यं स्वस्वभाव- 
भावाग्याप्यतया परत्वेन ज्ञात्वा प्रत्याचष्टे ततो य एवं पूर्व जानाति स एवं पश्चात्प्रत्याचष्टे न 


नामसंज्ञ--सव्व, भाव, ज, पर, इत्ति, त, पच्चक्खाण, णाण, णियम। धातुसंज्ञ--पड़ि-आ-बखा 
कथने तृतीयगणे उपसर्गादर्थान्तरम्‌ू, जाण अवबोधने, मुण ज्ञाने । प्रातिपदिक -संर्व, भाव, यत्‌, पर इत्ति, 
तत्‌, प्रत्याख्यान ज्ञान, नियम । सूलधातु -पश्रति-आ-र्या प्रकथने उपसर्गादर्थपरिवतेनसू, नि-यम परिवे- 


द्रव्याथिकनय (२६ श्र) । 

प्रयोग --इन्द्रियविजय व मोहविजय करनेके लिये एकमात्र चैतन्यस्वभावकी आराधना 
का पौरप करना चाहिये ॥३३॥ 

ग्रागे बहते है कि इस तरह यह श्रज्ञानी जोव श्रनादिकालीन मोहसंतानसे निरूपित 
किये गये श्रात्मा और शरीरके एकत्वके संस्कारसे अत्यन्त अप्रतिबुद्ध था, सो श्रब तत्त्व- 
ज्ञान स्वरूप ज्योतिके प्रकट होनेसे नेत्रके विकारकी तरह (जैसे किसी पुरुषके नेश्रमें विकार 
था तन्न वर्णादिक ग्रन्यथा दीखते थे, जब विकार मिट गया तब जैसेका तैसा दीखने लगा) 
अ्रच्छी तरह उधघड गया है पटलछहूप ग्रावरण कर्म जिप्तका ऐसा प्रतिबुद्ध हुआ तब साक्षात्‌ 
देखने वाला ग्रपनेको अपनेसे ही जान श्रद्धांन कर उसके आचरण करनेका इच्छुक हुआ्ना पूछता 
है कि इस श्रात्मारामके श्रन्य द्रव्योका प्रत्याख्यात (त्यागना) क्या है, उसका समाधान शभ्राचायें 
करते हैं-- | यस्मात्‌ ] जिस कारण [सर्वानु मावान्‌] अपने सिवाय सभी पदार्थ [परान्‌] पर 
हैं [इति ज्ञात्वा ] ऐसा जानकर [ प्रत्याख्याति ] त्यागता है [तस्मात्‌] इस कारण [ज्ञान ] 
पर हैं यह जानना ही [नियमात्‌ | निश्चयसे [ प्रत्याख्यान | प्रत्याख्यान है। 

तात्पयें--अपने ज्ञानमें त्यागरूप अवस्था ही प्रत्याख्यान है ज्ञानका जाननरूप ही 


+ 
ई 


; 


पड़ समयसार 

पुनरन्य इत्यात्मनि निश्चित्य प्रत्यास्यानसमये प्रत्याख्येयोपाधिमात्रप्रर्वत्तितकतृ त्वव्यपदेशत्वेषि 
ष्टने, ज्ञा अवबोधने | पदविवरण--सर्वान-ट्वितीया बहुवचन पुल्लिग कर्मविशेषण, भावाजु-द्वितीया बहु- 
बचन कर्म, यस्मात्‌-हेत्वर्थ पंचमी एक०, प्रत्याख्याति-वततंमान लट अन्य पुरुष एक० क्रिया, परानु-द्वि० 








रहने, ग्रहणाविकल्पका परिहार हो जावे, ऐसे ज्ञानको निश्चयसे प्रत्याख्यान कहते हैं । 

टीकार्थं--जिस कारण यह ज्ञाता द्रव्य भगवान श्रात्मा भ्रन्य द्रव्यके स्वभावसे हुए 
प्रन्य समस्त परभावोंको भ्रपने स्वभावभावसे ब्याप्त न होनेसे पररूप जानकर त्यागता है, इस 
कारण जिसने पहले जाना है, वहो पीछे त्याग करता है, दूसरा तो कोई त्यागने वाला नहीं 
है, ऐसे त्यागभाव प्ात्मामें हो निश्चित करके, त्यागके समय प्रत्याख्यान करने योग्य परभाव 
की उपाधिमात्नसे प्रवृत्त त्यागके कतृ त्वका नाम होनेपर भी परमार्थसे देखा जाय तब परभाव 
के त्यागके कतृ त्वका नाम श्रपनेकों नहीं है, स्वयं तो इस नामसे रहित ज्ञानस्वभावसे नही 
छूटा है, इसलिये प्रत्याख्यान ज्ञान ही है, ऐसा श्रनुभव करना चाहिये । 

भावाथें--पभ्रात्माको परभावके त्यागका कतृ त्व है, वह नाममात्र है। श्राप तो ज्ञान- 
स्वभाव है । परद्रव्यको पर जानो, फिर परभावका ग्रहण नहीं किया, यही त्याग है। ऐसा 
स्थिर हुश्ना ज्ञान ही प्रत्याल्यान है, ज्ञानके सिवाय कुछ भी दूसरा भाव नही है । 

प्रसंगविवररणा--पअ्रनन्तरपूर्व प्रकरणमें भ्रज्ञानीको श्रात्मस्वरूपका प्रतिबोध किया है 
तब वह स्वयंको जानकर व श्रद्धान कर स्वयंके ग्राचरणरूप ही रहना चाहता है सो यह भ्रन्य 
द्रव्योंके त्याग बिना नहीं बनता है सो वह भानना चाहता है कि प्रन्य द्वव्योंका प्रत्याख्यान 
क्या है ? उसके ही समाधानमें इस गाथाका श्रवतार हुआ्ना है । 

तथ्यप्रकाश--( १) नैमित्तिक भाव ज्ञाता भगवान आत्माके स्वभावमें व्याप्य न हो 
सकनेसे परभाव हैं । (२) पर व प्रभावकोी १ररूप हढ़तासे जानु फ ही प्रत्याख्यान है 
बयोकि आत्मा पर॒पदार्थेकों न ग्रहण करता है, न त्यागता है । स परपदार्थके विषय्में 
यह जीव लगावकी कल्पना करता है उसका तो ग्रहण करनेमें नाम लिया जाता है श्रोर जब 
उस पदार्थके विषयमे लगावकी कल्पना नहीं रहती तब उसका त्याग करनेमें नाम लिया 
जाता है। 

सिद्धान्त-- (१) यह जोव परद्रव्यको न ग्रहण करता है, न त्यागता है। (२) शात्म- 
स्वभावमें व्याप्य नहीं होनेसे विकार परभाव हैं, पौदूगलिक है । 


दृष्टि-- १- परद्रव्यादिग्राहक द्रव्याथिकनय (२६) । २- व्विक्षितैकदेश शुद्धनिश्च॒य- 
नय (४८)। 


पूर्व रंग ण्५्‌ 


परमार्थेनाव्यपदेश्यज्ञानस्वभावादप्रच्यवनाल्त्याख्यानं ज्ञानमेवेत्यतुभवनीयम ॥। ३ ४।। 





बहु०, इति-अव्यय, ज्ञात्वा-असमाप्तिकी क्रिया, तस्मात्‌-हेत्वर्थे पंचमी एक०, प्रत्याख्यानं-प्रथमा एक०, 
ज्ञानं-प्रथमा एक०, नियमात्‌ृ-पंचमी एक०, ज्ञातव्यं-प्रथमा एक० कृदनत क्रिया ॥३४।॥ 


जिओ िििी्ििो्सससी न 7. +-त् तज+न्‍न्‍ज+ लञ् तल तन तत++ तत्त्व लखन जलन खनन कस सी किस डंडे: जो 


प्रयोग--मैं केवल ज्ञानमात्र हूं, इसी स्वरूपमें जाननका कार्य किया करता हूं, भ्रन्य ]$ 
कुछ नहीं, ऐसी ज्ञानवृत्ति बनानी चाहिये ॥३४।॥। ॥;॒ 

आगे पूछते है कि ज्ञाताके प्रत्याख्यानको ज्ञान ही कहा गया है इसका दृष्टान्त क्‍या 
है ? उसके उत्तररूप हृष्टान्त दार्शन्तकों गाथा द्वारा व्यक्त कर कहते हैं-- [यथा नाम] जेसे 
लोकमें [कोपि पुरुष:] कोई पुरुष [परद्रव्यं इति ज्ञात्वा] परवस्तुको कि यह परवस्तु है ऐसा 
जान करके [त्यजति] परवस्तुकों त्यागता है [तथा] उसी तरह [ज्ञानी] ज्ञानो [सर्वान | 
सब [परमभावान्‌ | परद्रव्योंके भावोंको [ज्ञात्वा] ये परभाव है, ऐसा जानकर [ विमुश्वति ] 
उनको छोडता है ! 

तात्पयं--परद्रव्यमें परत्वके जाननपूुर्वक ही परपरिहार होनेके दृष्टांतसे ज्ञाताके बास्त- 
बिक प्रत्याख्यानका समर्थन किया गया है। 

टीकार्थ--जैसे कोई पुरुष धोबीके घर दूसरेका वस्त्र लाकर उसे अ्रमसे श्रपना समभऋ 
झोढकर सो गया । उसके पश्चात्‌ दूसरेने उस वस्त्रका पल्‍ला पकड़ खीचकर उधाड़कर नंगा 
किया और कहा कि “तू शीघ्र जाग सावधान हो, मेरा वस्त्र बदलेमें भ्रा गया है, सो मेरा 
मुझे दे” ऐसा बारम्बार वचन कहा । सो सुनता हुआ उस वस्श्नके सब चिह्न देख परीक्षा कर 
ऐसा जाना छि “बह वस्त्र तो दुसरेका हो है” ऐसा जानकर ज्ञानो हुश्रा उस दूसरेके कपड़ेको 
शीघ्र हो तव्यागता है। उसी तरह ज्ञानी भी अमसे परद्रव्यके भावोंको ग्रहण कर अपने जान 
आ्रात्मामें एकहूप मानकर सोता है, बेखबर हुआ आप ही से श्रज्ञानी हो रहा है। सो जब 
श्रोगुरुके द्वारा परभावका भेदज्ञान कराके एक शभ्रात्मग्राव रूप कराया गया “तू शीघ्र जाग, 
सावधान हो, यह तेरा आ्रात्मा एक ज्ञानमान्र है, ऐसे बारम्बार श्रागमके वाक्य सुनता हुआा 
समस्त चिह्नोसे अच्छी तरह परीक्षा करके निश्चित ये सब परभाव हैं । ऐसा जानकर ज्ञानी 
सब परभावोंको तत्काल छोड़ देता है। 

भावार्थ--जब तक परवस्तुको भूलकर श्रपनी जानता है, तब तक ही ममत्व रहता 
है भ्ोर जब यथार्थेज्ञान हो जानेसे परको पराई जाने, तब दूसरेकी बस्तुसे ममत्व नहीं रहता । 

झब इसी ग्रथंका कलशरूप काव्य कहते हैं 'झ्रवतरति' इति । श्रथें-- यह परभावके 
त्यागके दृष्टान्तकी दृष्टि जिस तरह पुरानी न पड़े, उस तरह भ्रत्यन्त वेगसे जब तक प्रवृत्तिको 


घद६ समयसार 

श्रय ज्ञातु: प्रत्याल्याने को हृष्टान्त इत्यत झाह-- 
जह णाम कोवि पुरिसो परदव्बमिणंति जाशिदु' चयदि । 
तह सब्बे परभांवे णाऊण विमुचदे णाणी । ३४॥ 


कोई पुरुष पर, वस्तूृकों पर हि जानकर तजता 
त्यों सब परमावोंको, पर जानत बिज्ञ है तजता ॥३५॥। 

यथा नाम कोपि पुरुष: परद्रव्यमिदमिति ज्ञात्वा त्यजति। तथा सर्वान्‌ परभावान ज्ञात्वा विमुचति ज्ञानी । 
यथा हि कश्चित्पुरुषः संभ्रांत्या रजकात्परकीयं चीवरमादायात्मीयप्रतिपत्या परिधाय 

शयानः स्वयमज्ञानी सन्नन्येन तदंचलमालंब्य बलान्नग्नोक्रियमाणो मंक्षु प्रतिबुध्यस्वापंय परिव- 
तितमेतदूवस्त्रं मामकमित्यसकृद्वाक्यं श्रृण्बन्नखिलैश्चिन्हैः सुष्ठु परीक्ष्य निश्चितमेतत्परकीयमिति 
ज्ञात्वा ज्ञानी सन्मुंचबति तच्चीवरमचिरात्‌ तथा ज्ञातापि संश्रांत्या परकीयान्भावानादायात्मीय- 
...._ ामसंज्ञ- जह, णाम, क, वि, पुरिस, परदव्व, इम, इति तह, सव्व, परभाव, णाणि । धातुसंज्ञ-- 
जाण अवबोधने, च्चय त्यागे, वि-मुच त्यागे तृतीयगणे । प्रातिपदिक -- यथा, नामन्‌, किस, अपि, पुरुष, पर- 


द्रव्य, इदम्‌, इति, तथा, सर्व, परभाव, ज्ञानिन । मुलघातु-ह गतौ, ज्ञा अवबोधने, त्यज हानौ वि-मुच्लू 
मोक्षणे । पदविवरण--यथा-अव्यय, नाम-प्रथमा एक० या अव्यय, कः-प्रथमा एक०, अपि-अव्यय, 


प्राप्त न हो; उसके पहले हो तत्काल सकल भ्रन्य भावोसे रहित श्राप ही यह प्नुभूति प्रकट 
हो जाती है । 
भावाथं-- यह परभावके त्यागका दृष्टान्‍्त कहा, उसपर दृष्टि पड़े, उससे पहले सब 


प्रन्य भावोंसे रहित झपने स्वरूपका अनुभव तो तत्काल हो ही जाता है, क्योकि यह प्रसिद्ध 
है कि जब वस्तुको परकी जान ली, तब उसके पश्चात्‌ ममत्व नही रहता । 

प्रसंगविवरण--अ्रनन्त रपूर्व गाथामे ज्ञानका प्रत्याख्यान बताया गया था, भ्रब उसी 
विषयको दृश्शान्त द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं । 

तथ्यप्रकाश-- (१) परकीयभावोंमें झ्रात्मीय प्रतिपत्ति होना व्यामोह है। (२) आत्मा 
के सनातन अ्रसाधारण चिह्नूसे भिन्न नैमित्तिक चिह्न परभाव है। 

सिद्धान्त-- १- प्रन्य वस्तुमें भ्रात्माका भ्रारोपण करना उपचार है, मिथ्या है। 
(२) प्रात्माके श्रसाधारण शाश्वत गुणोंसे श्रात्माका परिचय पाना समीचीन उपाय है । 

हृष्टि--(१) संश्लिष्ट विजात्युपचरित प्रसदृभूत व्यवहार व असंश्लिष्ट विजात्युपचरित 
प्रसदूभूतव्यवहार (१२३, १२५) । २- अभेद परमशुद्धनिश्चयनय, सभेद परमशुद्धनिश्वयनय 
(४४, ४५) । 

प्रयोग--संश्लिष्ट व श्रसंश्लिष्ट सब पर व परभावोसे विविक्त सहजपरमात्मतत्त्वका 


पूर्व रंग ८७ 
प्रतिपत्त्यात्मन्यध्यास्य शयानः स्वयमज्ञानी सन्‌ गुरुणा परभावविवेक कृत्वैकीक्रियमाणों मंश्षु 


प्रतिबुध्यस्वेक: खल्वयमात्मेत्यसकृच्छौतं वाक्‍य॑ ध्यृष्वन्नखिलेश्चिन्हैः सुष्ठु परीक्ष्य निश्चितमेते 
परभावा इति ज्ञात्वा ज्ञानी सन्‌ मुंचति सर्वान्परभावानचिरात्‌ । 


प्रवतरति न यावद्‌ वृत्तिमत्यंतवेग[दनवमपरभावत्यागहृष्टांतहृष्टिः । 
भटिति सकलभावैरन्यदीयविमुक्ता स्वयमियमनुभूतिस्तावदाविबंभूव ॥॥२९॥॥३५॥। 


पुरुष:-प्रथमा एक० कर्ता, परद्रव्य्‌-प्रथमा एक० इृदम्‌-प्रथमा एक०, इति-अव्यय ज्ञात्वा-असमाप्तिकी 
क्रिया, त्यजति-वर्तमान लट अन्य पुरुष एक० क्रिया, तथा-अव्यय, सर्वान्‌-द्वितीया बहु०, परभावान-द्वि ० 


बहु०, शात्वा-असमाप्तिकी क्रिया, विमुचति-वर्तमान लट अन्य पुरुष एक० क्रिया, ज्ञानी-प्रथमा एक० 
कर्ता ।३५॥ 


वतन जनक -नम-ममनानन +मजनना 








भेदबिधिमे ज्ञान दर्शनादि गुणोरूप व अभेदविधिमें चैतन्यस्वरूपमात्र अपनेमे अपनेकों अ्रतुभवना 
चाहिये ।।३५।। 

ग्रागे इम अनुभूतिसे परभावका भेदज्ञान किस तरह हुझ्ना, ऐसी आशंका करके प्रथम 
भावक जो मोहकमके उदयरूप भाव, उनके भेदज्ञानकह प्रकार कहते है--[बुध्यते| जो ऐसा 
जाने कि [सोह: सम कोपि नास्ति | मोह मेरा कोई भी सम्बन्धी नही [एकः उपयोग एव 
प्रहें] एक उपयोग हो मैं ह [तं] ऐसे जाननेको [ समयस्य | सिद्धान्तके श्रथवा स्व-परस्वरूप 
के [विज्ञायकाः] जानने वाले [मोहनिम्मत्वं] मोहसे निर्ममत्व [विदंति] समभते हैं, कहते 
है । 





तात्पर्य - मोहश्ून्य उपयोगमात्र अत्तस्तत्व्के जाननहारकों मोहनिर्मम कहते है । 

टोकाथें-- मै सत्यारथरूपसे ऐसा जानता हूं कि यह मोह है, वह मेरा कुछ भी नहीं 
लगता है | निश्चयसे इस मेरे प्रनुभवमे फल देनेकी सामथ्ये द्वारा प्रकट होकर भावकरूप हुए 
पुद्गलद्रव्य परमार्थसे परके भावके भावसे भाव्य नहीं कर सकते । यहाँ यह समझना कि 
स्वयमेव सब वस्तुओके प्रकाश करनेमे चतुर विकासरूप हुई और जिप्तमें निरंतर हमेशा प्रताप 
सम्पदा पायी जाती है, ऐसी चेतन्यशक्ति, उस मात्र स्वभावभाव द्वारा भगवान्‌ आत्माकों ही 
जाना जाता है कि मैं परमार्थंसे एक चित्शक्तिमान्न हुँ | इस कारणा यद्यपि सब द्रव्योंके परस्पर 
साधारणा एक क्षेत्रावगाह होनेसे मेरा आत्मा जड़के साथ श्रीखण्डकी तरह एकमेक हो रहा है 
तो भी श्रीखण्डको तरह स्पष्ट स्वदमान स्वादभेदके कारण मोहके प्रति में निर्मम हो हूं, 
क्योंकि यह श्रात्मा सदाकाल ही अपने एकरूपताको प्राप्त हुआ अपने स्वभावरूप समय महलमें 
विराज रहा है ! इस तरह भावकभावरूप मोहके उदयसे भेदज्ञान हुआ जानना । 

भावाथ-- मोहकर्म जड़ पुदूगल द्रव्य है, इसका उदित कलुष (मलिन) भाव भी पुदु- 


ध्८ समंयसार 
झथ कथमनुमुतेः परमावविवेकों भुत इत्याशंक्य भावकभावविवेकप्रकारमाह-- 


ग॒त्यि मम को वि मोहो ब॒ुज्फदि उबग्योग एवं अहमिक्कों । 


त॑ मोहणिम्मम्त॑ समयस्स वियाणया विति ॥ ३६ ॥ 
मोह न मेरा कुछ है, में तो उपयोगमात्र एकाकी । 
यों जाने उसको मुनि, सोहनिर्ममत्व कहते हैं ॥॥३६॥ 
नास्ति मम्र कोषि मोहों बुध्यते उपयोग एवाहमेक: । त मोहनिर्ममत्वं समयस्य विज्ञायकाः विदंति ॥३६॥॥ 
इह खलु फलदानसमर्थंतया प्रादर्भय भावकेन सता पुदुगलद्वव्येणाभिनिवत्यंमानष्टंको- 
स्कीरों कज्ञायकस्वभावभावस्य परमाथथंतः परभावेन भावयितुमशक्यत्वात्ततमोषि न नाम मम 
मोहोस्ति किचैतत्स्वयमेव च विश्वप्रकाशचंचुरविकस्वरानवरतप्रतापसंपदा चिच्छक्तिमात्रेण 
स्वभावभावेन भगवानात्मैवावबुध्यते । यत्किलाहं खल्वेकः ततः समस्तद्॒ब्याणां परस्परसाधा- 
रणावगाहस्य. निवारयितुमशक्यत्वान्मज्जितावस्थायामपि दधिखंडावस्थायामिव परिस्फुटस्वद- 
मानस्वादभेदतया मोहं प्रति निर्ममत्वोस्मि । सर्वेदंवात्मैकत्वगतत्वेन समयस्यैबमेव स्थितत्वात्‌ । 
इतीत्यं भावकभावविवेकों भूतः । 
नाससंज्ञ-ण, अम्ह, क, वि, मोह, उवओग, एवं, अम्ह, , ते, मोहणिम्ममत्त, समय, बिया- 
णय । धातुसंज्ञ--अस सत्तायां, बुज्क अवगमने, विद ज्ञाने, वि-जाण अवबोधने। प्रातिपदिक-- न, अस्मद्‌, 


किम, अपि, मोह, उपयोग, एव, ततु, मोहनिर्ममत्व, समय, विज्ञायक । मूलधातु-अस भुवि, भुह वेनित्ये 
बुध अवगमने, उप-युजिर योगे, विद ज्ञाने। पदविवरण--न-अव्यय । अस्ति-वतमान लद्‌ अन्य पुरुष एक- 








गलका विकार है, यही भावकका भाव है । जब यह चैतन्यके उपयोगके श्रनुभवमे श्राता है 
तब उपयोग भी विकारी हुझ्ना रागादिरूप मलिन दीखता है। श्रौर जब इसका भेदज्ञान होवे 
कि चैतन्यकी शक्तिकी व्यक्ति तो ज्ञानदशंनोपयोग मात्र है तथा यह कलुषता रागद्वेष मोहरूप 
है, भ्ौर वह ऋलुषता द्रव्यकमंरूप जड़ पुदुगलद्रव्यकी है, ऐसा भेदज्ञान हो जाय तब भावक- 
भाव जो द्रव्यकमंरूप मोहके भाव उनसे भेद पश्रवश्य हो सकता है और आत्मा भी अपने 
चैतन्यके प्रनुभवरूप होगा । 

प्रब इस श्रथेंका कलशरूप काव्य कहते हैं 'स्वेतःः इत्यादि । ध्र्थ--में सर्वाग ग्रपने 
निजरसरूप चंतन्यके परिणमनसे पूर्ण भाव वाले एक अपने आपको यहाँ स्वयं अ्नुभवता हूं, 
इसी कारण यह मोह मेरा कुछ भी नहीं लगता भ्रर्थात्‌ इसका और मेरा कुछ भी नाता नहीं 
है। में तो घुद्ध चैतन्यका समूहरूप तेज पुंजका निधि हूं। इस तरह श्रान्तरिक भावकभावका 
प्रनुभव करे । इसी प्रकार गाथामें जो मोहपद है, उसे पलटकर राग, हष, क्रोध, मान, माया, 
लोभ, कम, नोकम, मत, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, प्राण, रसना, स्पर्शन--गरे सोलह पृथक्‌- 





पूर्व रंग ८६ 
स्वतः स्वससनिर्भ रभाव॑ चेतये स्वयमहं स्वमिहैक । 
नास्ति नास्ति मम कश्चन मोहः शुद्धचिद्धनमहोनिधिरस्मि ॥३०॥॥ 
एयमेव चर मोहपदपरिवत्तंनेन रागद्वेषक्रोधमानमायालोभकर्मनोकर्ममनोबचन कायकश्रोत्र- 
चक्षुप्राणिरसनस्पर्शनसूत्राणि घोडश व्यास्येयानि । प्रनया दिशान्यास्याप्युह्मानि ॥३६॥ 


वचन क्रिया । मम-षष्ठी एक० । कः-पुह्लिग प्रथमा एक० । अपि-अब्यय । मोह.-प्रथमा एक० । बुध्यते- 

वतंमान लट्‌ अन्‍य पुरुष एक० दिवादि क्रिया । उपयोग'-प्रथमा एक० । एव-अव्यय । अहंं-प्रथमा एक० । 

एक:-प्रथमा एक ० | तं-द्वितीया एक० । मोहनिर्ममत्व-द्वितीया एक ० । समयस्य-षष्ठी ए०। विज्ञायका:- 
प्रथमा बहु० कर्ता या कतू विशेषण । विदन्ति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष बहुवचन क्रिया ॥३६।॥ 





पुथक्‌ सोलह गाथा सूत्रों द्वारा व्याख्यान करना श्रौर इसी उपदेशसे अन्य भी विचार लेना । 

प्रसंगविवरण--इस स्थलमें निश्चयस्तुतिसे सम्बंधित दरभावके विवेककी बात चल 
रही थी । श्रनन्तरपूर्व गाथामें हृष्टान्तपृवंक परभावविवैकके परिणामकी बात कही थी । श्रब 
इस गाथामे परभावसे विवेक करनेके याने जुदा होनेके उपायके निर्देशनमें भावकभावके विवेक 
की रीति बताई गई है । 

तथ्यप्रकाश--( १) द्रव्यमोह उपादानतया भावक पुदुगलद्रव्यके द्वारा रचा गया है । 
(२) भावमोह भावक पुद्गलद्रव्यके द्रव्यमोहका प्रतिफलन होनेसे नैमित्तिक है । (३) द्रव्यमोह 
तो उपादानतया प्रकट परभाव हे । (४) भावमोह नेमित्तिक होनेसे परभाव है । (५) प्रत्येक 
पदार्थ सदाकाल ही श्रपने आपके स्वरूपमें ही रहा करता है । 

सिद्धान्त-- (१) जीवदशा व पुदूगलदशामें परस्पर निमित्तन॑मित्तिक भाव होनेसे 
द्रव्यममोह भी नैमित्तिक है व भावमोह भो नैमित्तिक है। (२) निमित्त व नैमित्तिकका परिचय 
दोनोंकों परभाव जानकर उनका श्रपोहन करके शुद्ध द्रव्यका उपादात करनेके लिये है । 

हृष्टि--१- उपाधिसरापेक्ष भ्रशुद्ध द्रव्याथिकतय (२४) । २- विवक्षितेकदेशशुद्ध- 
निश्चयनय (४८) । 

प्रयोग--द्र॒व्यमोह, भावमोह व भावमोहके ग्राश्नयभूत विषयसंग इन सबसे विभक्त 
चित॒शक्ति मात्र में सहज परमात्मतत्त्व हूं, ऐसी अन्त: भ्राराधना रहनी चाहिये ॥३६॥ 

ग्रागे ज्ञेयभावसे भेदश्ान करनेकी रीति बतलाते है-- [ बुध्यते] ऐसा जाने कि [ धर्मा- 
दयः ] ये धर्म श्रादि द्रव्य [मम न सस्ति] मेरे कुछ भी नही लगते [श्रहं] में तो [एक उप- 
योग एव] एक उपयोग ही हूं [तं] ऐसा जाननेको [समयस्य विज्ञायकाः] सिद्धान्त व स्व- 
परसमयरूप समयके जानने वाले [धर्मनिर्ममत्व॑ | धर्मेद्रव्यसे निर्मेमत्व [ विन्दन्ति | कहते हैं । 

तात्पर्य--प्रपनेको धर्मादि द्रव्योंसे अत्यन्त विविक्त परखकर एक उपयोगमात्र श्रन्त- 


६० समयसार 
झ्थ शेयमभावविवेक प्रका रमाह --- 


एत्यि मम धम्म आदी बुज्कदि उवश्ोग एवं अहमिक्को । 
ते धम्मणिम्ममत्त॑ समयस्स वियाणया विति ॥ ३७॥ 
धर्मादि पर न मेरे, में तो उपयोगमसान्र एकाको । 
यों जाने उसको घुनि, धर्मनिर्ममत्व कहते हैं ॥॥३७।। 

ने सब्ति मम धर्मादयों बुध्यते उपयोग एवाहमेक:। त॑ धम्मनिर्ममत्व॑ समयस्य विज्ञायका विदन्ति ॥३७॥ 
अ्रमूनि हि धर्माधर्माकाशकालपुदृगलजीवांतराणि स्व॒रसविजुम्भितानिवारितप्रसरविश्व- 
घस्मरप्रचंडचिन्मात्रशक्तिकवलिततयात्यंतमंतर्मग्नानीवात्मनि प्रकाशमानानि टंकोत्कीरोंकज्ञाय- 
कस्वभावत्वेन तत्त्वतोंतस्तत्त्वस्प तदतिरिक्तस्वभावतया तत्त्वतो बहिस्तत्त्वरूपतां परित्यक्तुम- 
शक्यत्वान्न नाम मम संति । किचेतत्स्वयमेव च॒ नित्यमेवोपयुक्तस्तत्त्वत एवैकमनाकुलमात्मानं 
| नामसंज्ञ ण, अम्ह, धम्मआदि, उबओग, अम्ह, इक्क, त, धम्मणिम्ममत्त, समय, वियाणय । 
धातुसंज्ञ- अस्स सत्ताया, बुज्म अवगमने, विद ज्ञाने। प्रातिपदिक--न, अस्मद्‌, एक, ततू, धर्मनिर्ममत्व, 
समय, विज्ञायक । मूलधातु --अस भुवि, बुध अवगमने, विद ज्ञाने। पदविवरण -न-अब्यय अस्ति-वर्ते- 

सत्तत्तके जाननहारको धर्मद्रव्यादिनिर्मेम कहते है । 
टीकार्थे-- अपने निजरससे प्रकट और निवारण नही किया जाय ऐसा जिसका फैलाव 
है तथा समस्त पदार्थोके ग्रसनेका जिसका स्वभाव है, ऐसी प्रचंड चिन्मान्रशक्तिके द्वारा 
ग्रासीभूत होनेसे श्रत्यन्त निमग्नकी तरह आत्मामें प्रकांशमान जो घम, अ्धमे, श्राकाश, कल, 
पुदूगल व॒ग्रन्य जीब ये समस्त परद्रव्य मेरे कुछ नही है। क्योकि टंकोत्कीर्णों एक ज्ञायक 
स्वभावहपसे परमार्थतः अन्तरंग तत्त्व तो में हुं श्रौर वे परद्रव्य उस मेरे स्वभावसे भिन्न होनेके 
कारण परमार्थतते बाह्य तत्त्वरूप छोड़नेको ब्रसमर्थ है। यहाँ ऐसा समभना कि यह ग्रात्मा 
चैतन्यमें श्राप ही उपयुक्त हुआ परमाथथंसे निराकुल एक श्रात्माकों ही ग्रनुभवता हुआ। भगवान 
ग्रात्मा ही जाना जाता है कि में प्रकट निश्चयसे एक ही हूं । इस कारण शेयज्ञायकभावमात्र 
से उपजात परद्रव्योसे परस्पर मिलन होनेपर भी प्रकट स्वादमें प्राते हुए स्वभावभेदके कारण 
घ॒र्म, भ्रधर्म, आकाश, काल, पुदूगल व शन्य जीवोंके प्रति में निमेम हूं । क्योकि सदाकाल हो 
| अपने एकत्वमे प्राप्त होनेसे पदार्थोकी ऐसी हो व्यवस्था है कि प्रपने स्वभावकों कोई नहीं 

छोड़ता । ऐसा यो ज्ञेयभावोंसे भेदज्ञान हुआ । 

यहांपर इसी अथंका कलशरूप काव्य कहते हैं--'इति सति' इत्यादि । श्र -- इस 
तरह पूर्वकथित रीतिसे भावकभावोंसे प्रोर ज्ञेयभावोंसे भेदज्ञान होनेपर सभी भ्रन्य भावोंसे जब 


पूर्व रंग ६१ 
कलयन्‌ भगवानात्म॑ववाबुध्यते । यत्किलाहं खल्वेकः ततः संवेद्यसंवेदकभावमात्रोपजातेतरेतरसं- 
वलनेपि परिस्फुटस्वदमानस्वभावभेदतया धर्माधर्माकाशकालपुद्गलजीवांतराबि प्रति नि्मेमत्वो- 
स्मि । सवंदेवात्मैकत्वग॒तत्वेन समयस्यैवमेव स्थितत्वात्‌ इतीत्थं ज्ेयभावविवेकों भूतः । 

इति सति सह सर्वेरन्यभावविवेके स्ववमयमुपयोगो विश्रदात्मानमेक॑ । 


३८ € € 


प्रकटितपरमार्थेदर्शनज्ञानवृत्ते: कृतपरिणातिरात्माराम एव प्रवृत्त: ॥३१॥। )।३७॥। 


किजीिययीतत+ी-_लण-ज--..तव 


मान लट्‌ अन्य पुरुष एक७ क्रिया, मम-षष्ठी एक०, धर्मादय-प्रयमा बहु०, बुध्यते-वर्तमान लट अन्य 


पुरुष एक» क्रिया दिवादिगणे, उपयोग'-प्रथमा ए०, एव-अव्यय, अहं-प्रथमा एक०, एक:-प्रथमा एक०, 


त-ह्वितीया ए०, धर्मेतिर्ममत्व-द्वि० एक०, समयस्य-षष्ठी एक०, विज्ञायका:-प्रथमा बहु०, विदन्ति-बत्ते- 
मान लट अन्य पुरुष बहु० किया ॥३७।। 





भिन्नता हुई, तब यह उपयोग स्वयं हो अपने एक झ्रात्माको ही घारता हुआ, जिनका परमार्थ 


प्रकट हुआ है, ऐसे जो सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारिशत्र उनरूप जिसने परिशमन किया है ऐसा होता 
हुआ अपने आत्मा रूपी बाग (क्रीड़ावन) में प्रवृत्ति करता है, भ्रन्य जगह नहीं जाता । 
भावार्थ--सब परद्रव्योंसे तथा उनसे उत्पन्न हुए भावोंसे जब भेद जाना, तब उपयोगकों रमने 
के लिए अपना श्रात्मा ही रहा, दूसरा स्थान नहीं रहा | इस तरह दर्शन, ज्ञान और चारित्र 
से एकरूप हुआ्ा ज्ञानी आत्मामे ही रमण करता है, अन्यत्र नहीं । 

प्रसंगविवरण--प्रनन्तर पूर्व गाथामें भावकभावके विवेकका प्रकार बताया था, भ्रव 
निशए्चयस्तुतिके प्रकरणसे सम्बंधित ज्ञेयभावके विवेकका प्रकार बताया जा रहा है । 

तथ्यप्रकाश-- (१) एक धघममंद्रत्य, एक अधरमंद्रव्य, एक आ्राकाशद्रव्य, अश्रसंख्यात काल- 
द्रव्य, अनंत पुदुगलद्रव्य व श्रनंत जीवांतर इनका एक ज्ञाता जीवके साथ मात्र ज्ञेयज्ञायक संबंध 
है | (२) ज्ञाता अन्तस्तत्त्व है, ज्ञेय बहिस्तत्व है। (३) प्रत्येक पदार्थ अपने-अपने स्वरूपके 
एकत्मे प्राप्त है, म्तः किसो भो पदार्थका दूसरा कुछ भी सम्बंधी नही है । 

सिद्धान्त--(१) ज्ञाताका ज्ञेयोके साथ शेयज्ञायक सम्बंध है। (२) प्रत्येक पदार्थ 
ग्रपने स्वरूपके एकल्वमें प्राप्त है अन्य सबसे विभक्त है । 

हशटि---१- स्वजातिविजात्यसदूभूतव्यवहार (६६) । २- स्वद्रव्यादिग्राहुक द्वव्या- 
थिकनय, परद्रव्यादिग्राहुक द्रव्याथिकनय (२०, २६) । 


प्रयोग--मुझ ज्योतिस्वरूपका स्वभाव है कि जो सत्‌ है तद्बिषयफ जानन परिणमन 


चलता है, किन्तु बाह्य ज्ञेयसे मेरा कुछ सम्बन्ध नहीं और तद्विषयक प्रतिभास भी झोपाधिक्‌ 


है, में प्रतिभासमात्रस्वभावी हूं, ग्रतः में अपनेमे भ्रपना जानन बतेंता हुश्रा रहूं ऐसा भअन्तः 
पौरुष करना चाहिये ॥३७॥। 


६२ समयसार 
अरथेव दर्शनज्ञानचारिश्रपरिणतस्यास्यात्मनः कोहक्‌ स्वरूपसंचेतन॑ भवतीत्यावेदयन्नुपसंहरति-- 
अहमिक्को खलु सुद्घो दंसशणाणमहओ सदारूवी । 
ण॒वि अतिय मज्क किंविवि अण्णां परमाणुमित्तंपि ॥३८॥ 
में एक शुद्ध चिन्मय, शुद्ि दर्शनज्ञानसय श्ररूपी हूं । 
प्रन्य परमाणु तक भो, मेरा कुछ भो नहीं होता ।।३८॥ 
अहमेक: खलु शुद्धों दर्शनज्ञानमय: सदाउरूपी। नाप्यस्ति मम किचिदष्यन्यत्परमाणुमात्रमपि ।३८॥ 
यो हि नामानादिमोहोन्मत्ततयात्यंतमप्रतिबुद्ध/ सन्‌ निर्विण्णेन गुरुणानवरतं प्रतिबो- 
ध्यमानः कथंचनापि प्रतिबुध्य निजकरतलविन्यस्तविस्मृतचामीकरावलोकनन्यायेन परमेश्वरमा- 
त्मानं ज्ञात्वा श्रद्धायानुचयं च सम्यगेकात्मारामो भूतःस खल्वहमात्मात्मप्रत्यक्ष चिन्मात्र 
प्योति: । समस्तक्रमाक्रम प्रवत्तेमानव्यावहारिकभावैश्चिन्मात्राकारेणाभिद्यमानत्वादेकी नारका- 
दिजीवविशेषाजी वपुण्यपापास्रवसंवरनिजराबंधमोक्षलक्षणव्यावहा रिकन वतत्वेभ्यष्टंको त्की ऐों कन्ञा- 








नामसंज्ञ-अम्ह, इकक्‍्क, खलु, सुद्ध, दसणणाणमइअ, सदा, अरूबि, ण, वि, अम्ह, किचि, वि, अण्ण, 
्। पि।ध ुसंह्र- चुज्म सुज्म शौचे, अस सत्तायां, दंस दशनायां । प्रातिपदिक--अस्मद, एक, खलु, 


भा चर एफ पीजल्कगउच्मारी ' ाहमइसट] कण भें एछ५ किक क रह छू 
स्वयं नही परिणमनेके कारण वास्तवमें सदा ही ग्ररूपी हैँं। ऐसे सबसे पृथक्‌ स्वरूपका शनु 
भव करता हुम्ना में प्रताप सहित हूं । ऐसे प्रताप रूप हुए मुभमें बाह्य अनेक प्रकार स्वरूपको 
सम्पदासे समस्त परद्रव्य स्फुरायमान है तो भी परमाणु-मात्र द्रव्य भी मुझे झात्मीय रूप 
नही प्रतिभासित होता जिससे कि मेरे भावकरूपसे तथा ज्ञेयरूपसे मुकसे एक होकर फिर 
मोह उत्पन्न करे । क्‍योंकि मेरे निज रससे ही ऐसा महान ज्ञान प्रकट हुआ है, जिसने मोहको 
मूलसे उखाड़ कर दूर किया है, जो फिर उसका श्रंकुर न उपजे ऐसा नाश किया है । 
भावाथं--यह भ्रात्मा श्रनादिकालसे लेकर मोहके उदयसे श्रज्ञानी था, सो श्रीगुरुके 
उपदेशसे झौर अपनी अ्रच्छी होनहारसे ज्ञानी हुप्ना, अ्रपने स्वरूपको परमा्थंसे जाना कि में 
एक हूँ, शुद्ध हूँ, प्ररूपी हूँ, दर्शन ज्ञानमय हूँ । ऐसा अ्रन्तस्तत्त्व जाननेसे मोहका समूल नाश 
हुआ, भावकभावसे प्लोर ज्ञेयभावसे भेदज्ञान हुप्रा, स्वरूपसम्पदा अनुभवमे श्राई, तब फिर मोह 
क्‍यों उत्पन्न होगा ? 
भ्रब जिस शआरात्माका भश्रनुभव हुआ, उसकी महिमा श्राचायं॑ कहकर ग्राशीर्वाद देते हैं 
कि ऐसे ज्ञानस्वरूप आत्मामें समस्त लोक मग्न होवे 'मज्जंतु' इत्यादि । श्र्थ--यह ज्ञानसमुद्र 
भगवान्‌ आ्रात्मा विश्रमरूप चादरकों शक्तिसे डुबोक्र_ (दूर कर) श्राप सर्वाग प्रकट हुआ है सो 
प्रब समस्त लोक इसके शांतरसमें एक ही समय भ्रतिशयसे मग्न होवे । जो शांतरस समस्त 





पूर्वे रंग श्रे 
यकस्वभावभावेन/त्यंतविविक्तत्वाच्छुद्ध: । चिन्मात्रतया सामान्यविशेषोषयोगात्मकतानतिक्रमणा- 


हर्शनज्ञानमयः स्पशेरसगंधवर्णनिमित्तसंवेदनपरिणतत्वेषि स्पर्शादिस्पेण स्वयमपरिणामनात्पर- 
मार्थंत: सदैवारूपीति प्रत्यगहं स्वरूपं संचेतयमानः प्रतपामि । एवं प्रतपतश्च मम बहिंविचित्र- 


.-->>-++++3-....>..-......................................- नल नननन- कल त-+त॑ीननीलनीयीयणथीयनीीनी+क॑ीी-त3--तनल जननी ओनीण लिन न ननननी एक कक" 


शुद्ध, दर्शनज्ञानमय, सदा, अरूपिनू, न, अपि, मम किचित्‌, अपि, अग्यत्‌, परमाणुमात्र, अपि | मुलधातु-- 
भुध शौचे, दशिर प्रेक्षणे, ज्ञा अवबोधने । पदविवरण--अहंं-प्रथमा एक०। एक.-प्रथमा एक ० | खलु-- 





लोक पय॑त उछल रहा है । 

भावार्थ--जैसे समुद्रकी आड़में कुछ भ्रा जाय तब जल नही दिखता झ्ौर जब श्राडड 
दूर हो जाय तब प्रकट दीखता हुआआ लोकको प्रेरणा योग्य हो जाता है कि इस जलमें सब _ 
लोक स्नान करो । उसी तरह यह आत्मा विश्रम द्वारा आच्छादित था, तब इसका रूप नहीं 
दीखता था, जब विश्ञमत दूर हुआ, तब यथार्थ स्वरूप प्रकट हुआ । अब इसके बीतरागविज्ञान 
रूप शान्तरसमें एक कालमें सब लोक मग्न हो जाग्रो, ऐसी श्राचार्यने प्रेरण। की है श्रथवा जब 
ग्रात्माका शभ्रज्ञान दूर हो जाता है, तब केवलज्ञान प्रकट होता है, श्रोर तब समस्त लोकमें 
ठहरे हुए पदार्थ एक ही समय ज्ञानमें श्राकर भलकते है, उसको सब लोक देखो । 


इस ग्रंथका आशय ग्रलंकार द्वारा नाटकरूपमें देखनेसे भाव सुगम हो जाता है । जैसे 
नाटकमे पहले रंगभूमि रची जाती है, वहाँ देखने वाला नायक तथा सभा होती है श्र नृत्य 
करने वाले होते है, वे अनेक स्वांग रचते है तथा अआज्भारादिक आठ रसोंका रूप दिखलाते 
हैं उस जगह शज्भार, हास्य, रोद, करुणा, वीर, भयानक, वीभत्स, श्रदूभ्ुत--ये श्राठ लौकिक 
रस है | नाटकमे इनका ही भ्रधिकार है। नवमा शान्तरस है, वह लोकोत्तर है । इन रसोंके 
स्थायीभाव, सात्त्विकभाव, अ्रनुभावविभाव, व्यभिचारीभाव और इनकी दृष्टि श्रादिका विशेष 
वर्णान रसम्रंथोमें है वहंसि जानना, किन्तु सामान्यपनेसे रसका यह स्वरूप है कि ज्ञानमें जो 
ज्ञेय श्राया उससे ज्ञान तदाकार हो जाय, उसमें पुरुषका भाव लीन हो जाय श्रन्य ज्ेयकी 
इच्छा न रहे वह रस है। सो नृत्य करने वाले नृत्यमे इन झ्राठ रसोंका रूप दिखलाते हैं । 
इसी प्रकार यहाँ पहले रंगभूमि स्थल कहा, वहाँ नृत्य करने वाले जीव अजीब पदार्थ हैं और 
दोनोंकी एकरूपता व कतृकर्मत्व श्रादि उनके स्वांग हैं । उनमें परस्पर भ्रनेक रूप होते हैं, वे 
झ्राठ रसरूप होकर परिणत होते है, यही नृत्य है | वहाँ देखने वाला सम्यग्हृष्टि जीव भ्नजीवके 
भिन्न स्वरूपको जानता है, वह तो इन सब स्वांगोंको कर्मकृत जानकर शान्तरसमें ही मग्न है 
झ्रौर मिथ्यादृष्टि प्राणी जीव अ्रजीवका भेद नही जानते, इसलिए इन स्वांगोंको सच्चा जानकर 
इनमें लीन हो जाते हैं । उनको सम्यग्दष्टि यथार्थ दिखलाकर, उनका भ्रम मेटकर भौर शांत- 


8४ समयसार 


स्वरूपसंपदा विश्वे परिस्फुरत्यपि न किचनाप्यन्यत्परमारुमात्रमप्यात्मी यत्वेन प्रतिभाति । 
यख्भावकत्वेन ज्ञेयत्वेत चैकीभूय भूयों मोहमुख्भावयति स्वरसत एवापुन:प्रादुर्भावाय समूलं 
मोहमुन्मूल्य महतो ज्ञानोद्योतस्य प्रस्फुरितत्वात्‌ । 
मज्जंतु निभरममी सममेव लोका श्रालोकमुच्छलति शांतरसे समस्ता: । 
प्राप्लाव्य विश्रमतिरस्करिणीं भरेण प्रोन्मग्न एप भगवानवबोधसिधु: ॥३२॥ ॥३४८।॥। 
इति श्रीसमयसारव्याख्यायामात्मख्यातो 'पुर्वेरंग:' समाप्त: । 
अव्यय। शुद्ध.-प्रथमा एक०। दर्शनज्ञानमय.-प्रथमा एक०। सदा-अव्यय । अरूपी-प्रथमा एक०। न- 


अव्यय । अस्ति-वरतमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० क्रिया । मम-षष्ठी एक० ) किचित्‌-अव्यय । अन्यत्‌-प्रथमा 
एक० । अपि-अव्यय । अन्यत्‌-प्रथमा एक० । परमाणुमात्र-प्रथमा एकवचत | अपि-अव्यय ॥।३८॥ 


करमर सकने मम पनीर ०++०० के धन 9रअ+ं> करन मओ+<++-म रन नल + फेक ८०“ ननेलणनम कम +-++नन मसल ेन+ अर +> पक 


रसमे उन्हें लीन कर सम्यग्हृष्टि बनाता है। उसको सूचनारूप रंगभूमिके ग्रन्तमे आ्रावाय॑ने 
“सज्जंतु” इत्यादि श्लोक जो रचा है, वह भ्रब श्रागे जी३ अ्रजीवके एकत्वका स्वांग वरशांन 
करेंगे इसकी सूचनारूप है | इस प्रकार यहाँ तक रंगभूमिका वर्शान किया । 

प्रसंगविबरण--वर्तमान निश्चयस्तुतिके प्रकरणमें प्रन्मभें यह सिद्ध किया गया था 
कि प्रात्माका दर्शन, ज्ञान, चारित्रमे परिशात होनेका वर्गान करना सत्य स्तवन है । प्रत यहाँ 
यह बता रहे है कि दर्शन, ज्ञान, चारित्रमें परिणत हुये भ्रात्माको कैसा स्वरूपसंचेतन होता है। 

तथ्यप्रकाश--( १) मोहोन्मत्त जीव ग्रत्यन्त प्रप्रतिबुद्ध होता है। (२)*प्रन्तस्तत्त्व तो 
सदा भ्रन्तः है, उसकी सुध होना ही श्रात्मलाभ है । (३) भ्रनन्तगुरापर्यायात्मकता विदित होने 
पर भी श्रात्मा चंतन्यमात्र स्वरूपमें ग्रभेद होनेसे एक है | (४) ज्ञायकस्वभावमात्र होनेसे अनेक 
विध पर्याय व पुण्य-पापादि तत्वोसे निराला होनेके कारण आत्मा शुद्ध है। (५) सामान्य- 
विशेषात्मक प्रतिभासस्वरूप होनेसे झ्ात्मा दर्शनज्ञानमय है।। (६) रूपी पदार्थ भी ज्ञेव हो तो 
भी कभी भी रूपांदिखूप न होनेसे आत्मा भ्ररूपी है । (७) ज्ञानोको कुछ भी प्रन्य द्रव्य आत्मीय 
छूपसे विदित ही नही होता सो कोई भी ग्रन्य द्रव्य भावकरूपसे या ज्ेयछूपसे एकरूप हो ही 
नही सकता, श्रत: मोहकी उत्पत्ति श्रसंभव है । 

सिद्धान्त--( १) ग्रात्मा स्वक्रोयच॑तन्यस्वरूपमें प्रभेद होनेसे अखण्ड एक है। (२) 
भ्रात्मा स्वंविकल्पोंसे विविक्त होनेसे शुद्ध है । 

दष्टि-- १- परमशुद्धनिश्वयनय (४४) । २- शुद्धनय (४६) । 

प्रयोग--अपनेको अभ्ररूपी व एक निरखकर सव्व॑ विकल्पोंसे परे होकर शुद्ध प्रतिभास- 
मात्र प्रनुभवना चाहिये ॥३५।॥। 

इस प्रकार समयसारव्याख्या ग्रात्मख्यातिमें पूर्व रंग! समाप्त हुश्रा । 














६५ 


जीनाजीनाधिकारः 


ग्रथ जीवाजीवाबेकी भूतो प्रविशत: । 
जीवाजीवविवेकपुष्कलहशा प्र याययत्पाषंदानासंसारनिबद्धबंधनविधिध्वंसाद्विशुद्ध स्फूटत्‌ । 
प्रात्माराममनंतधाममहसाध्यक्षेण नित्योदितं घीरोदात्तमनाकुलं विलमति ज्ञानं मनो ह्लादयत्‌ ॥३२७ 
अप्पागमय'णंंता मूढा दु परथवादिणों केई । 
जीव अज्मवस।णं कम्मं व तहा परूविति ॥३६॥ 
अबरे अज्मवसाणे-सु तिव्वमंदाणुभागगं जीव । 
मण्णंति तहा अबर णोकम्मं चावि जीवोत्ति ॥४०॥ 
कम्मम्सुदयं जीव अबरे कम्माणुभागर्मिच्छंति । 
तिब्वत्तण॒मंदत्तशगुणेहिं जो सो हवदि जीवो ॥४१॥ 
जीवो कम्मं उहयं दोण्णिवि खलु कवि जीवमिच्छंति । 
अबरे संजोगेण दु कम्माणं जीवमिच्छंति ॥४२॥ 
एवंविहा बहुविहा परमण्याणं व्दंति दुम्मेहा । 
ते ण परमद्वाई णिव्छ॒यवाईहिं शिद्दिद्य ॥४३॥ 
प्रात्मा न जानि सोहो, बहुतेरे परको आत्मा कहते । 
प्रध्यवसान तथा विधि को प्रातमरूपमें लखते ।॥३६१ 


नामसंज्ञ -अप्प, अयाणत, मृढ, दु, परप्पवादि, केई, जीव, अज्मवसाण, कम्म, च, तहा, अवर, 
अज्मवसाण, तिव्वमदाणुभागग, जीव, तहा, अवर, णोकम्म, च, अवि, जीव, इत्ति, कम्म, उदय, जीव, 
कम्माणुभाग, तिव्वत्तणमदत्तणगरुण, ज, त, जीव, जीव, कम्म, उहय, दु, वि, खलु, क, वि, जीव, अवर, 
ग्रागे जीवद्रव्य श्रोर श्रजीवद्रव्य ये दोनों एक होकर रंगभूमिमे प्रवेश करते है । इस ह 
के प्रारंभमें मंगलका ग्रभिप्राय लेकर प्राचार्य ज्ञानकी प्रशंमा करते है कि जो सब वस्तुग्रोंका 
जानने वाला यह ज्ञान है, वह जीव अ्रजीवके सब स्वांगोको अच्छी प्रकार पहचानता है, ऐसा 
सम्यग्जान प्रकट होता है | इसीके अर्थरूप श्लोक कहते है-- 'जीवाजीब' इत्यादि । 
श्रथें“--ज्ञान है वह मनको झानंदरूप करता हुआ प्रगट होता है । बह जीव भ्रजीवके 
स्वांगको देखने वाले महान्‌ पुरुषोंको जीव अजीवका भेद देखने वालो बड़ी उज्ज्वल निर्दोष 
हष्टिसे भिन्न द्रब्यकी प्रतीति कराता है, अनादि संसारसे जिनका बंधन हढ़ बँधा हुआ है, ऐसे 


8६ समयसार 


कद श्रध्यवसानोंमें, जीव कहें तीब्रमंदफलततिको । 

कोई श्रात्मा माने, इत नाना रूप देहोंको ४०१ 

कोई कर्मोदयको, जीव कहें फर्मपाक सुल-दुखको । 

तोन्न मंद अंशोंमें, जो नाना श्रनुभवा जाता ॥४१७ 

जीव कर्म दोनोंको, मिला हुआ कोई जीवको जाने । 

श्रष्टकर्म संयोग हि, कितने ही जीवको मानें ॥४२॥। 

ऐसे नाना दुर्मति, परतत्त्वोंकी हि प्रात्मा कहते । 

वे न परमाथंवादी, ऐसा तत्वज्ञ दर्शाते ॥४३॥ 
आत्मानमजानंतो मृढास्तु परात्मवादिन: केचित्‌ । जीवमध्यवसानं कर्म च तथा प्ररूपयंति ॥३६॥ 
अपरेडष्ध्यवसानेषु तीब्रमदानुभागग जीव । मनन्‍्यंते तथा5उपरे नोकमे चापि जीव इति ॥४०॥। 
कर्मण उदय जीवमपरे कर्मानुभागमिच्छेति । तीकव्रत्वमंदत्वगुणाभ्या यः स भवति जीव: ॥४१॥ 


जीवकर्मोभय॑ द्वे अपि खलु केचिज्जीवमिच्छति । अपरे सयोगेन तु कर्मणा जीवमिच्छेति ॥४२॥ 
एवबंविधा बहुविधा: परमात्मानं वर्दंति दुरमेघस:। ते न परमार्थवादिन' निश्चयवादिभिनिदिष्टा. ॥४३॥। 


इह खलु तदसाधारणलक्षणाकलनात्कलोबत्वेनात्यंतविपुढा: संतस्तास्विकमात्मानमाज- 
नंतो बहवों बहुधा परमप्यात्मानमिति प्रलपंति । नैसगरिकरागद्वेषकल्माषितमध्यवसानमेव 
जीवस्तथाविधाध्यवसानात्‌ पअ्ंंगारस्येव काष्ण्यादतिरिक्तत्वेनान्यस्थानुपलभ्यमानत्वादिति केचित्‌ । 
सजोग, दु, कम्म जीव, एवविह, बहुविह, पर, अप्प, दुम्मेह, त, ण, परमद्ठवादि, णिच्छयवादि, णिद्दिद्दु | 
धातुसंज्ञ--मुज्क मोहे, प-रूव घटनायां, मन्न अवबोधने तृतीयगणे, इच्छ इच्छाया, हव सत्तायां, बद व्य- 
क्तायां वाचि | प्रकृतिशब्द--आत्मन्‌, अजानत्‌, सूढ, तु, परात्मवादिन्‌, केचितु-अन्तः प्रथमा बहु० अव्यय 


ज्ञानावरणादि कमके नाशसे विशुद्ध हुआ्ला है, स्फट हुभा है, जैसे फूलकी कली खिलती है 
“उस तरह विकाशरूप है। जिसके रमनेका क्रीड़ावन प्रात्मा ही है अर्थात्‌ जिसमें भ्रनंत ज्ञेयों 
(पदार्थों) के श्राकार आकर मलकते है तो भो श्राप कपने स्वरूपमें हो रमता है, जिसका 
प्रकाश श्रनंत है, प्रत्यक्ष तेज द्वारा नित्य उदयरूप है घीर है, उदात्त है, इसीसे श्रनाकुल है 
सब इच्छाग्रोसे रहित निराकुल है। यहाँ धोर, उदात्त, अनाकुल ये तोन विशेषण शांतरूप 
नृत्यके श्राभूषण जानने चाहिये । ऐसा ज्ञान विलास करता है । 

मावार्थ--यहाँ ज्ञानकी महिमा कही | जीव श्रजीव एक होकर रंगभूमिमें प्रवेश 
करते हैं, उनको यह ज्ञान ही भिन्न जानता है। जैसे कोई नृत्यमें स्वांग धारणा कर झो जाय 
उसे यथार्थ जो जाने उसको स्वांग करने वाला नमस्कार कर अपना जंसाका तैसा रूप कर 
लेता है उसी तरह यहां भी जानना ऐसा ज्ञान सम्यस्दृष्टि पुरुषोंके होता है, मिथ्याहृष्टि यह 
भेद नही जानता । 


जीवाजीवाधिकार ६७ 


प्रभाच्नंतपूर्वांपरोभूतावयवैकसंस रणक्रियारूपेण क्रीडत्कमेंव जीवः कर्मणोतिरिक्तत्वेनान्यस्या- 
नुपलभ्यमानत्वादिति केवित्‌ । तोब्रमंदानुभवभिद्यमानदुरंतरागरसनिर्भराध्यवसानसंतान एवं 
जीवस्ततोरिक्तस्थान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचितु । नवपुराणावस्थादिभावेन प्रवत्तमान॑ 


जीव, अध्यवसान, कर्मन्‌ू, चू, तथा, अपर, अध्यवसान, तीव्रमन्द्रानुभागग, जीव, तथा, अपर, नोकमंतन्‌, चर, 
अपि, जीव, इति, कर्मनू, उदय, जीव, अपर, कर्मानुभाग, तीब्रत्व मदत्वभुण, यत्‌, तत्‌, जीव, जीवकर्मोमिय, 
द्वि, अपि, खलु, केचित्‌, जीव, अपर, सयोग तु, कर्मनु, जीव, एबविध, बहुविध, पर, आत्मन्‌, दुर्मेंघसू, ततु, 
न, परमार्थवादिन्‌, निश्वयवादिन्‌, निर्दिष्ट । मूलधातु--बद सदेशवचने चुरादिगण, अधि-अव पिन्न्‌ बंधने 
अनु-भाज पुृथक्कर्मणि चुरादिगणे, इषु इच्छाथा, मन ज्ञाने, वद व्यक्ताया वाचि। पदविवरण--आत्मानं- 








गे जीव अ्रजीवका एकछूपक स्वांगका वर्णान करते है:-- [ आात्मान श्रजानंतः | 
प्रात्माको न जानते हुए [परात्मवादिन: ] परको श्रात्मा कहने वाले [केचित्‌ म्ृढाः तु] कोई 
मोही अज्ञानो तो [ श्रध्यवसानं ] प्रध्यवसानकों [तथा तर] श्रोर कोई भ्रज्ञानी | कर्म) कमको 
[जीवं प्ररूएयंति] जीव कहते हैं। [श्रपरे| अन्य कोई | भ्रध्यवसानेषु ] प्रध्यवसानोंमें 
]तौब्रमंदानुभागगं ] तोन्नमंद श्रनुभागगतको [जोबं मन्यंते| जीव मानते है। ]तथा| और 
[परे] भ्रन्य कोई [नोकमे श्रषि च| नोकमंको [जीद इति| जीव मानते हैं [श्रपरे] भ्रन्य 
कोई [कर्मरंण उदय | कमंके उदयको [जीवं] जीव मानते है, कोई [कर्मानुभाग ] कमेंके 
अनुभागको ]यः] जो कि [तीत्रत्वमंदत्वगुराभ्यां] तीब्रमंद रूप गुणोंसे भेदको प्राप्त होता 
[सः ] वह [जीवः भवति] जीव है [इच्छंति] ऐसा इष्ट करते हैं [केचित्‌) कोई [जीवकर्मो- 
भय] जीव प्रोर कर्म [द्व श्रषि] दोनों मिले हुएको [खलु] ही [जोब इच्छति] जीव मानते हैं 
[तु] भर [श्रपरे] प्रन्य कोई [क्मेरणां संयोगेन] कर्मोके संयोगसे ही [जीव इच्छुति] जीव 
मानते है । [एवंथिधाः] इस प्रकारके तथा [बहुविधाः] प्न्य भी बहुत प्रकारके [दुर्मेघसः] 
दुबु द्धि मिथ्यादृष्टि [परं] परको [श्रात्मान] झ्रात्मा [बर्दति] कहते है [तिन परमार्थेबादिनः] 
वे परमार्थ याने (सत्यार्थ कहनेवाले नही है ऐसा [निश्चयवादिभिः] निश्चय तत्त्वके वादियोंने 
[निर्दिष्टा:| कहा है । 
तात्पयें--प्रज्ञानी जीव अध्यवसान, भावकर्म, प्रध्यवसानसंतति, शरीर, शुभाशुभभाव 
सुख-दुःखादि कर्मविपाक, ग्रात्मकर्मोभय व कर्मसंयोगको जीव कहते हैं, किन्तु परमार्थंतः ये 
कोई भी जीव नहीं हैं । 
टोकार्थ---इस जगतमें झात्माका भ्रसाधारण लक्षण न जाननेके कारण श्रसमर्थ होनेसे 
प्रत्यन्त विभृढ़ होते हुए परमार्थभृूत झ्रात्माको न जानने वाले बहुतेरे श्रज्ञानी जन बहुत प्रकार 
से परकों ही आत्मा इस प्रकार कहते हैं। कोई तो ऐसा कहते है कि स्वाभाविक स्वयमेथ हुये 





६८ समयसार 


नोकमेंव जीव: शरीरादतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केजित्‌ । विश्वमपि पुण्यपाप 
रूपेशाक्रामन्‌ कमंविपाक एवं जोव शुभाशुभभावादतिरिक्तत्वेनानयस्थानुवलभ्यमानत्वादिति 
केचित्‌ । सातासातरूपेणाभिव्याप्तसमस्ततीक्नमंदत्वगुणाभ्यां भिद्यमान: कर्मानुभव एवं जीव 


द्वितीया एक० । अजानन्त'-प्रथमा बहु० | मरुढा:-प्र० बहुण । तु-अव्यय । परात्मवादिन.-प्रथमा बहु० । 

केचित्‌-अव्यय तथा अन्त. प्रथमा बहुवबचन | जीव-द्वि ० ए०। अध्यवसानं-ट्वितीया ए० । कर्म-द्विं० ए०। 
च-अव्यय । तथा-अव्यय । प्र रूपयन्ति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष बहुवचन चुरादिगणे क्रिया। अपरे-प्रथमा 
बहु० | अध्यवसानेषु-सप्तमी बहु०। तीब्रमन्दानुभागगं-द्वि"ण ए०। जीव-ठ्वि० ए०। मन्यते-वर्तेम:न लद्‌ 
अन्य पुरुष बहुवचन क्रिया । तथा-अव्यय । अपरे-प्रथमा बहु० । नोकर्म-द्वि० ए०। जीव:-प्रथमा एक० । 


जश्न नीयत + न तत औ नली +त..+त+/0०«०+_+०--०००-०+--+०००००-०५०--००००००००---००--०---०-७-- 


रागद्वेषसे मलिन भ्रध्यवसान भ्रर्थात्‌ आशयरूप विभाव परिणाम ही जीव है, क्योंकि जैसे 
कालिमासे भ्रलग अंगार दिखाई नही देता है वैसे भ्रध्यवसानसे श्रलग श्रन्य कोई जीव दीखता 
तेही । कोई कहते है कि पूर्व पश्चात्‌ भ्रनादिसि लेकर और आरागामी प्रनंतकाल तक भ्रवयव 
रूप एक अमणा क्रियारू्पसे क्रीडा करता हुआ कर्म ही जीव है, क्योंकि इस कम्मसे भिन्‍न कुछ 
प्रन्य जीव देखनेमें नही श्राता । कोई कहते हैं कि तीज मंद अ्रनुभवसे भेदरूप हुआ और 
जिसका अंत दूर है ऐसे रागरूप रससे भरी जो श्रध्यवसानकी संतान (परिपाटो) है वही जीव 
है, क्योंकि इससे अन्य कोई जुदा जीव देखनेमें वही श्राता । कोई कहते है कि नवीन और 


पुरानी भ्रवस्था इत्यादि भावसे प्रवतंमान जो नोकम वही जीव है, क्योंकि इस शरीरसे श्रर 
भिन्‍न कुछ जीव देखनेमें नही श्राता । कोई ऐसा कहते हैं कि समस्त लोकको पुण्यपाप रूपसे 


व्याप्त कर्मका विपाक ही जीव है, क्योकि छुभाशुभभावसे श्रन्य भिन्‍न कोई जीव देखनेमे नहीं 
प्राता । कोई कहते है कि साता असातारूपसे व्याप्त समस्त तीब्र-मंदत्व गुणोसे भेदरूप हुआा 
जो कर्मका श्रनुभव बही जीव है क्‍योंकि सुख-दुःखसे श्रन्य भिन्न कोई जीव देखनेमे नहीं ञ्राता 
कोई कहते है कि श्रीखण्डकी तरह दो रूप मिला जो ग्रात्मा शौर कम थे दोनो मिले ही जीव 
हैं क्योंकि समस्त रूपसे कमंसे भिन्न कोई जीव देखनेमें नहीं आ्राता है। कोई कहते है कि 
प्रयोजनभूत क्रियामे समर्थ कर्मंसंयोग ही जीब है, क्योकि कर्मके संयोगसे भिन्‍न कोई जीव 


देखनेमें नहीं श्राता जैसे कि आराठ काठके टुकड़े मिलकर खाट हुई, तब श्रथक्रियामें समर्थ हुई 
सो ग्राठ काठके संयोगसे प्ललग फोई खाट नहीं इसी तरह यहां भी जानना ऐसा मानते हैं । 


इस प्रकार आ्राठ प्रकार तो ये कहे और भ्रन्य भी प्रनेक प्रकार परको जो श्रात्मा कहते है वे 
दुबुंद्धि है, उनको परमार्थसे जानने वाले उन्हें सत्याथंवादी नहीं कहते । 


भावायें--जीव ग्रजीव दोनों ही ग्रनादिकालसे एक क्षेत्रावगाहु संयोगरूप मिल रहे 
है श्रोर झ्रनादिसे ही पुदुगलके संयोगसे जीबकी विकार सहित प्रनेक अ्रवस्थाएं हो रही हैं । 
यदि परमार्थदृष्टिसे देखा जाय तब जीव तो अपने चैतन्य आदि भावकों नहीं छोड़ता श्रौर 














जीवाजोबाधिकार ६8 


सुखदु:खातिरित्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित्‌ । मज्जितावदु भयात्मकत्वादात्मकर्मो- 
भयमेव जीव: कात्स्येत: कर्मणोतिरिक्तत्वेनान्यस्पानुपलभ्यमानत्वादिति केचित्‌ । प्रथेक्रिया- 
समर्थ:कर्मंसंयोग एवं. जीवः कमंसंयोगात्खट्वाया इवाष्टकाप्ठुसंयोगादतिरिक्तत्वेनान्यस्यानु- 





इति-अव्यय । कमंण:-षष्ठी एकवचन । उदयं-द्वि० ए० । जीव-ढद्ि० एक०। अपरे-प्रथमा बहु० । कर्मा- 
नुभाग-द्वितीया बहु० । इच्छन्ति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष बहु०। तीव्रत्वमंदत्वगुणाभ्यां-तृतीया द्विवचन । 
यः-प्रथमा एक० । सः-प्रथमा एकबचन । भवति-वर्तमान लट अन्य पुरुष एक०। जीव.-प्रथमा एक० । 
जीवकमभिय-प्रथमा एक० । हे-द्वितीया द्वि०ण । अपि-अव्यय । खलु-अ० । केचित्‌-अ० अत: प्रथमा बहु०। 
जीव॑-ट्ितीया एक०। इच्छन्ति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष बहु० क्रिया। अपरे-प्रथमा बहु० | संयोगेन- 
तृतीया एक० । कर्मणां-षष्ठी बहु०। जीवं-द्वितीया एक०। एवंविधा:-प्रथमा ब०। बहुविधा.-प्रथमा 








निजता -+- हम पक अ आज हट 2 बल मनी अब अमन कजा ज ;न न ४ ९ मक 2आरबी> जज >> 


पुदूगल श्रपने मृतिक जड़त्व ग्रादिकों नही छोड़ता । लिकिन जो परमार्थको नहों जानते हैं, 
सयोगजन्य भांवोंको ही जीव कहते हैं। परमार्थले जीवका स्वरूप पुदूगलसे भिन्‍न सर्वेज्ञको 
दीखता है तथा सववंज्ञकी परंपराके प्रागमसे जाना जाता है। जिनके मतमें स्वज्ञ नही माना 
गया है, वे ही अपनी बुद्धिसे श्रनेक कल्पना करके कहते है । 

प्रसंगविवरण--सर्वेवर्णनी यस्वरूप तथा अधिकारस्वरूप १३वीं गाथामें जोवाजीव, 
पुण्य, प.प, श्राखव, संवर, निर्जरा, बंध व मोक्षकी चर्चा की गई थी। ग्रतः पृव॑रंगके बाद 
इनका वर्रन आवश्यक है, सो उनमेंसे प्रथम क्रमप्राप्त जीव व श्रजीवका इस अधिकारमें वर्गान 
किया जा रहा है, इसी कारण इस श्रधिकारका नाम जीवाजोवाधिकार है। 

तथ्यप्रकाश-- १-वेदान्तादिसम्मत जैसा नैसगिक रागद्वेष कलुषित अध्यवसान जीव 
नही है। २-मीमांसकादिसम्मत जैसा संसरणाक्रियाविलसित कर्म जीव नही है। ३-सांख्यादि- 
सम्मत जैसा भ्रध्यवसानसंतान जीव नहीं है । ४-वशेषिकादिसम्मत जैसा नवीन-नवोन दशाममें 
प्रवतेमान शरीर ही जीव हो ऐसा नही है । ५-बौद्धादिसस्मत जैसा क्षणिक शुभ ग्रशुभभाव 
ही जीव हो, ऐसा नहीं है। ६-योगादिसम्मत जैसा सुख दुःख मात्र ही जीव हो ऐसा नहीं 
है | ७- नैयायिकादिसम्मत जैसा श्रात्मक्मोभय जीव हो ऐसा नहीं है । ८-चार्वाकादि 
सम्मत ज॑सा कर्मादिके संयोगसात्र जीव हो ऐसा नही है । 

सिद्धान्त-- १. परद्रव्यमें जीवत्वका आरोप करना उपचार है। २-नैमित्तिक 
भावोंमें जीवत्वका ग्रारोप करना भी उपचार है । 

हेष्टि--१-द्रव्ये द्रव्योपचारक व्यवहार (१०६), संश्लिष्टविजात्युपचरित अ्रसदूभूत 
व्यवहार (१२५) । २- उपाधिज उपचरित स्वभावव्यवहार (१०३)। 

प्रयोग--परद्रव्योंसे व परभावोंसे उपयोग हटा करके अपनेमें पूर्णविश्वाम कर स्वयं 


६८ समयसार 


नोकमेंव जीव: शरीरादतिरिक्तत्वेनानयस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केबित्‌ । विश्वमपि पुण्यपाप- 
रूपेणाक्रामन्‌ कमंविपाक एवं जोवः शुभाशुभभावादतिरिक्तत्वेनानयस्थानुथलम्यमानत्वादिति 
केचित्‌ । सातासातरूपेणाभिव्याप्तसमस्ततीक्रमंदत्वगुणाभ्यां भिद्यमान: कर्मानुभव एवं जीव 





द्वितीया एक० | अजानन्त -प्रथमा बहु० | मूढा:-प्र ० बहु०। तु-अव्यय | परात्मवादिन.-प्रथमा बहु०। 
केचितृ-अव्यय तथा अन्तः प्रथमा बहुवचन । जीव-द्वि० ए०। अध्यवसान-द्वितीया ए०। कर्म-द्वि० ए०। 
च-अध्यय । तथा-अव्यय । प्र रूपयन्ति-वर्तमान लट अन्य पुरुष बहवचन चरादिगणे क्रिया | अपरे-प्रथमा 
बहु० । अध्यवसानेषु-सप्तमी बहु० | तीव्रमन्दानुभागग-द्वि० ए०। जीव-द्वि० ए०। मन्यते-वर्तम न लट्‌ 
अन्य पुरुष बहुबचन क्रिया । तथा-अव्यय । अपरे-प्रथमा बहु० । नोकमें-द्वि० 7० । जीवः-प्रथमा एक० । 
रागद्वेषसे मलिन प्रध्यवसान ग्रर्थात्‌ झाशयरूप विभाव परिणाम हो जीव है, क्योकि जैसे 
कालिमासे अलग अंगार दिखाई नहीं देता है वैसे भ्रध्यवसानसे भ्रलग ग्रन्य कोई जीव दीखता 
नही । कोई कहते है कि पूर्व पश्चात्‌ ग्रनादिसे लेकर और आगामी ग्रनंतकाल तक श्रवयव 
रूप एक अमरा क्रियारूपसे क्रीडा करता हुग्ना कर्म ही जीव है, क्योंकि इस कर्मसे भिन्‍न कुछ 
प्रन्य जीव देखनेमें नही श्राता । कोई कहते है कि तीकब् मंद शअ्नुभवसे भेदरूप हुआ और 
जिसका अंत दूर है ऐसे रागरूप रससे भरी जो श्रध्यवसानकी संतान (परिपाटी) है वही जीव 
है, क्योकि इससे अन्य कोई जुदा जीव देखनेमें वही आता । कोई कहते है कि नवीन और 
पुरानो अवस्था इत्यादि भावसे प्रबर्तमान जो नोकमं वही जीव है, क्योकि इस शरोरसे भ्रन्य 
भिन्‍न वुछ्ध जीव देखनेमे नहीं झ्राता । कोई ऐसा कहते हैं कि समस्त लोकको पुण्यपाप रूपसे 
व्याप्त कर्मका विपाक ही जीव है, क्योकि शुभ।शुभभावसे ग्रन्य भिन्‍न कोई जीव देखनेमे नहीं 
ग्राता । कोई कहते है कि साता अ्रसातारूपसे व्याप्त समस्त तीव्र-मंदत्व गुणोसे भेदरूप हुआ्ना 
जो कमंका अनुभव वही जीव है क्योकि सुख-दुःखसे भ्रन्य भिन्न कोई जीव देखनेमें नही श्राता 
कोई कहते है कि श्रीखण्डकी तरह दो रूप मिला जो ग्ात्मा और कर्म थे दोनों मिले ही जीव 
है क्योकि समस्त रूपसे कर्से भिन्न कोई जोव देखनेमे नहीं ग्राता है। कोई कहते है कि 
प्रयोजनभूत क्रियामे समथे कर्मसयोग ही जीव है, क्योकि करके संयोगस भिन्‍न कोई जीव 
देखनेमे नहीं आता जैसे कि ग्राठ काठके टुकड़े मिलकर खाट हुई, तब भ्रर्थक्रियामें समर्थ हुई 
सो श्राठ काठके संयोगसे श्रलग कोई खाट नही इसी तरह यहां भी जानना ऐसा मानते हैं । 


इस प्रकार ग्राठ प्रकार तो ये कहे और प्रन्य भी प्रनेक प्रकार परको जो श्रात्मा कहते है वे 
दुबुंद्धि है, उनको परमार्थंसे जानने वाले उन्हे सत्याथंबादी नही कहते । 


भावार्थ--जीव श्रजीव दोनों ही भ्रनादिकालसे एक ज्षेत्रावगाहु संयोगरूप मिल रहे 
है और झनादिस ही पुदुगलके संयोगसे जीवकी विकार सहित प्ननेक अवस्थाएं हो रही है । 
यदि परमार्थदृष्टिसे देखा जाय तब जीव तो अपने चंतन्य श्रादि भावकोी नहीं छोडता और 








जीवाजीवाधिकार ६६ 


सुखदुःखातिरिक्तत्वेनान्यस्थानुपलभ्यमानत्वादिति केचित्‌ । मज्जितावदुभयात्मकत्वादात्मकर्मो - 
भयमेव जीव: कात्स्न्येत: कर्मणोतिरिक्तत्वेनान्यस्थानुपलभ्यमानत्वादिति केचित्‌ । प्र्थक्रिया- 
समथथे:कर्मसंयोग एवं. जीवः कमंसंयोगात्खटवाया इवाष्टकाप्ठुसंयो गादतिरिक्तत्वेनान्यस्थानु- 
_ इति-अव्यय । कर्मण -षष्ठी एकवचन । उदय-हि० ए० । जीव-ढि० एक०। अपरे-प्रथमा बहु० । कर्मा- 
नुभाग-द्वितीया बहु० । इच्छन्ति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष बहु०। तीत्रत्वमदत्वश्रुणाभ्या-तृतीया द्विवचन । 
-प्रथमा एक० । सः-प्रथमा एकबचन | भवति-वर्तमान लट अन्य पुरुष एक०। जीव--प्रथमा एक० । 

जीवकरमॉमिय-प्रथमा एक० । हे-द्वितीया द्वि० । अपि-अव्यय । खलु-अ० | केचितु-अ० अत. प्रथमा बहु०। 
जीव॑-ट्वितीया एक०। इच्छन्ति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष बहु० क्रिया। अपरे-प्रथमा बहु० । सयोगेन- 
तृतीया एक० । कर्मणा-षप्ठी बहु० । जीव॑-द्वितीया एक०। एवंविधा:-प्रथमा ब०। बहुविधा -प्रथमा 
पुदगल भ्रपने मृतिक जडत्व आदिको नही छोडता । लेकिन जो परमार्थंकों नहों जानते हैं, 
सयोगजन्य भांवोंको ही जीव कहते हैं । परमार्थते जीवका स्वरूप पुदूगलसे भिन्‍न सर्वज्ञको 
दीखता है तथा सर्वज्ञकी परपराके भ्रागमसे जाना जाता है। जिनके मतमे सर्वेज्ञ नहों माना 
गया है, वे ही अपनी बुद्धिसे श्रनेक कल्पना करके कहते है । 

प्रसंगविवरण--सवंवरण नी यस्वरूप तथा ग्रधिकारस्वरूप १३वीं गाथामें जोवाजीव, 
पुण्य, प.प, आाख्रव, संवर, निजरा, बंध व मोक्षकी चर्चा की गई थी। भ्रतः पूथव॑र॑गके बाद 
इनका वर्रान आवश्यक है, सो उनमभेसे प्रथम क्रमप्राप्त जीव व श्रजीवका इस ग्रधिकारमें वर्गान 
किया जा रहा है, इसी कारण इस अधिकारका नाम जीवाजोवाधिकार है। 

तथ्यप्रकाश-- १-वेदान्तादिसम्मत जैसा नैसगिक रागद्वेष कलुषित अध्यवसान जीव 
नहीं है। २-मीमांसकादिसम्मत जैसा संसरणक्रियाविलसित कर्म जीव नहीं है। ३-सांख्यादि- 
सम्मत जैसा प्रध्यवसानसंतान जीव नहीं है । ४-वैशेषिकादिसम्मत जैसा नवीन-नवीन दशाममें 
प्रवतंमान शरीर ही जीव हो ऐसा नही है। ५-बौद्धादिसम्मत जैसा क्षणिक शुभ अशुभभाव 
ही जीव हो, ऐसा नहीं है । ६-योगादिसम्मत जैसा सुख दु.ख मात्र ही जीव हो ऐसा नहीं 
है। ७- न॑यायिकादिसम्मत जैसा ग्रात्मकमोभिय जीव हो ऐसा नहीं है । ८-चार्वाकादि 
सम्मत जैसा कर्मादिके संयोगमात्र जीव हो ऐसा नही है। 

सिद्धान्त-- १. परद्रव्यमें जीवत्वका झ्ारोप करसा उपचार है। २-नैमित्तिक 
भावोंमें जीवत्वका श्रारोप करना भी उपचार है । 

दृष्टि--१-द्रव्ये द्रव्योपचारक व्यवहार (१०६), संश्लिष्टविजात्युपचरित भ्रसद्भूत 
व्यवहार (१२५) उपाधिज उपचरित स्वभावव्यवहार (१०३) 

प्रयोग--परद्र॒व्योसे व परभावोसे उपयोग हटा करके अपनेमे पूरंविश्वाम कर स्वयं 











१०० समयसार 


पलभ्यमानत्वादिति केचित्‌ एबमेवंप्रकारा इतरेपि बहुप्रकाराः परमात्मेति व्यपदिशंति दुर्मेघसः 
कितु न ते परमार्थवादिभिः परमारथवादिनः इति निदिश्यन्ते ॥३६-४०-४१-४२-४३॥ 





ब० । पर-द्वि० ए० | आत्मान-हि० ए० । वदन्ति-वरततमान अन्य० ब०। दुर्मघस.-प्रथमा ब०। ते-प्रथमा 
ब०। न-अव्यय । परमार्थवादिन-प्रथमा ब०। निशरचयवादिन.-तृ० ब०। निदिष्टा-प्रथमा बहुवचन 
कृदन्त किया क्तान्त |३६-४०-४१-४२-४३॥। 





अ्पनेकों अनुभवना चौहिये ॥३६-४०-४ १-४२-४३।॥। 

ऐसा कहने वाले सत्या्थंवादी नही है, सो क्‍यों नही ? उसका उत्तर कहते हैं-- 
[एते] ये पूर्व कहे हुए भ्रध्यवसान आदिक [सर्वे माबा:] सभी भाव [पुद्गलद्रव्यपरिरणाम- 
निष्पन्ना: | पुद्गलद्॒व्यक्रे परिणमनसे उत्पन्न हुए है ऐसा [केवलिजिने:] केवलो सर्वक्षजिन- 
देवने [मणिताः] कहा है सो [ते जोबाः] वे जीव है [इति कथं उच्यंते] ऐसा कंसे कह सकते 
है ? ग्रर्थात्‌ नही कह सकते । 

तात्परयं-- पूर्बोक्त गायामें अ्रज्ञानीसम्मत जीव कुछ तो उपादानतया पोदृगलिक है, 
कुछ निमित्ततया पौदूगलिक है । 

टीकार्थे-- चूँकि ये अध्यवसानादिक भाव सब पदार्थोको साक्षात्‌ देखने वाले भगवान्‌ 
वीतराग सर्वज्ञ अरहतदेवके द्वारा “पुदुगलद्रव्यपरिणामजन्य” कहे गये ग्रतः चेतन्यभावसे शून्य 
पुदूगलद्रब्यसे भिन्‍न रूपसे कहे गये चैतन्यस्वभावमय जीव द्रव्य होनेकों समर्थ नही है इस 
कारण निश्चयसे आ्रागम, युक्ति श्रौर स्वानुभव इन तीनो द्वारा बाधित होनेसे जो इन ग्रध्यव- 
सानादिको को जीव कहते है वे परमार्थवादी याने सत्याथंवादी नहीं है। ये सब जीव नही 
है, ऐसा जो सर्वज्ञका वचन है वह तो श्रागम है और यह स्वानुभवभित यूक्ति है, क्‍या, सो 
कहते है--स्वयमेव उत्पन्न हुआ रागद्वेषले मलिन अ्रध्यवसान निश्चयतः जीव नही है, क्योकि 
जैसे सुबर्णों कालिमासे पृथक्‌ है, उसो प्रकार चित्स्वभावरूप ऐसे अध्यवसानसे भिन्न जीव भेद 
विज्ञानियोंको प्रतिभासित होता है, वे स्वयं प्रत्यक्ष चैतन्यभावकों पृथक ग्रनुभव करते हैं ॥१॥ 
प्रनाद्यनंत पूर्वापरीभूत एक संसरणक्रियारूप क्रीडा करता हुझ्ना कर्म है वह भी जीव नही है 
क्योंकि कमंसे पृथक्‌ अन्य चैतन्यस्वभावरूप जीव भेदविज्ञानियोको प्राप्त है, वे स्वयं प्रत्यक्ष 
ग्रनुभव करते है ॥२॥ तीब्रमद अनुभवसे भेदरूप हुग्ना दुरंत राग-रससे भरी ग्रध्यवसानको 
संतान भी जीव नही है, क्योकि उस संतानसे अन्य पृथक चैतन्यस्वरूप जीव भेदविज्ञानियोंको 
स्वयमेव प्राप्त है, वे स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं ॥३॥ नई पुरानी अवस्प्रादिके भेदसे प्रवृत्त 
हुआ जो नोकरमम है वह भी जीव नही है, क्योकि शरीरसे ग्रन्य पृथक चेतन्यस्वभावरूप जीव 
भेदविज्ञानियोंको स्वयंमेंव प्राप्त है, वे स्वयं भ्राप प्रत्यक्ष अनुभव करते है ॥४॥ समस्त जगतकों 


जीवाजीवाधिकार १०१ 
कुत:-- 
ब्ब् 
एए सत्ने भावा पुरगलदव्बपरिणामणिप्पण्णा । 
हल लि. हि जँं ० 
कवलिजिणेहिं भणिया कह ते जीवो त्ति वुच्चंति ॥०४॥ 
ऐसे नाना दुर्मति, परतत्त्वोंको हि श्रात्मा कहते । 
वे न परसाथंवादी, ऐसा तत्त्वेज्ञ दर्शाते ॥४४।॥। 
एते सत्र भावा. पुद्गलद्रव्यपरिणामनिष्पन्ना' । केवलिजिनेभणिता कथ ते जीव इत्युच्यते ॥४४॥ 
यतः एतेड्ध्यवसानादयः समस्ता एवं भावा भगवख्द्रविश्वसाक्षिभिरहंसद्धि: पुदूगलद्रव्य- 
परिणाममयत्वेन प्रज्ञत्ताः संतश्चेतन्यशून्यात्पुदूगलद्गव्यादतिरिक्तत्वेन प्रज्ञाप्पमान चैतन्यस्वभाव॑ 
जीवद्रव्यं भवितु नोत्सहते ततो न खल्वांगमयुक्तिस्वानुभवैर्बाधितपक्षत्वात्‌ तदात्मवादिनः पर- 
मार्थवादिनः एतदेव सर्वज्ञवचन तावदागम: । इये तु स्वानुभवगर्भिता युक्तिः न खलु नैसगिक- 
रागद्वेषकल्मापितमध्यवसान जीवस्तथाविधाध्यवसानात्कातंस्त रस्पव श्यामिकाया: अतिरिक्तत्वे- 


.. नामसंज्ञ- एत, सब्ब, भाव, पुस्गलदव्वपरिणामणिप्पण्ण, केवलिजिण, भणिय, कह, त, जीव इत्ति। 
धातुसंज्ञ -भण कथने, वच्च व्यक्ताया वाचि । प्रकतिशब्द एततू, सर्व, भाव, पुद्गलद्रव्यपरिणामनिप्पन्न, 
केंवलिजिन, भणित, कथ, ततू, जीव, इति । मूलधातु जि जग्रे, भण व्यक्ताया वाचि, वच परिभाषणे। 


पुण्य-पापरूपसे व्यापता कर्मका विपाक भी जीव नहीं है; क्योकि शुभाशुभभावसे अ्रन्य पृथक्‌ 
चेतन्यस्वभावरूप जीव भेदविज्ञानियोको स्वयमेव प्राप्त है, वे स्त्रयं श्राप प्रत्यक्ष अनुभव करते 
है ॥५॥ साता ग्रमाता रूपसे व्याप्त समस्त तीब्रमंदतारूप गुणसे भदरूप हुआ करमंका अनुभव 
भी जीव नहीं है, क्योंकि सुख-दु.खसे पृथक अन्य चंतन्यस्वभावरूप जीवकी भेदविज्ञानियोंको 
स्वयं प्रापि होती है, वे स्वय आ्राप प्रत्सक्ष अनुभव करते है ॥६॥ श्रीखंडकी तरह दो स्वरूप 
मिले आत्मा और कम दोनों हो जीव नही है, क्योकि कमंसे पुर्गाह्पतः भिन्न अन्य चैतन्य« 
स्वरूप जोब भेदज्ञानियोको स्वयं प्राप्त है, वे स्वय प्रत्यक्ष श्राप अनुभव करते है ॥॥७॥ ग्रथ॑- 
क्रियामे समर्थ कर्मका संयोग भी जीव नही है; क्योंकि जैसे ग्राठ काठके टुकड़ोरूप खाटपर 
सोने वाला पुरुष अन्य है' उसी प्रकार कर्मसंयोग्स भिन्न अन्य चेतन्यस्वभावरूप जीवकी भेद- 
ज्ञानियोको स्वयं प्राप्ति है, वे स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव करते है ॥८।। भावाथं--चैतन्यस्व भावरूप 
जीव सब परभावोसे भिन्न भेदज्ञानियोके अनुभवगोचर है, इस कारण अज्ञानो जिस प्रकार 
मानते है, उस प्रकार नही है । 

झब यहांपर पुदूगलसे भिन्न जो ग्रात्माकी उपलब्धि उसको भ्रन्यथा ग्रहण करने वाला 
याने पुदूगलको ही ग्रात्मा जानने वाला जो|पुरुष है,उसको समभावसे हो उपदेश करना चाहिए, 


१०२ सँपयसार 


नान्‍्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकः स्वयमुपलभ्यमानत्वात्‌ । न खलु सातासातरूपेशाभिव्याप॥- 
समस्ततीब्रमदत्वगुणाभ्यां भिद्यमानः कर्मानुभावों जीव: सुखदुःखातिरिक्तत्वेनान्यस्प चित्स्व- 
भावस्य विवेचर्क: स्वयमुपलभ्यमानत्वात्‌ ।न खलु मज्जितावदु भयात्मकत्वादात्मकर्मोभयं जीवः 
कात्स्न्यंत: करममंणोतिरिक्तत्वेनान्‍्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकः स्वयमुपलम्यमानत्वात्‌ । न 
खल्वर्थक्रियासमर्थ: कर्मसंयोगो जीवः करमंसंयोगात्खट्वाशायिनः: पुरुषस्येवाष्टकाश्ल॒त॑योगादतिरि- 











पदविवरण - एते-प्रथमा ब० । सर्वे-प्रथमा ब० । भावा -प्रथमा ब० कर्मवाच्ये कर्म । पुद्गलद्रव्यर्पारिणाम- 
निष्पन्ना-प्रथमा बहु० । केवलिजिन॑ तृतीया ,ब० कर्मवाच्यमें कर्ता। भणिता:-प्रथमा ब० कर्मवाच्यमें 


ऐसा काव्यमें कहते है 'विरम' इत्यादि । श्र्थ--हे भव्य, तुझे निष्प्रयोजन कोलाहल करने से 
क्या लाभ है, उस कोलाहलसे तू विरक्त हो और एक चैतन्यमात्र बस्तुको एकान्तमे स्वयं 
निश्चय लीन होकर छः महीना अभ्यास कर देख तो कि जिसका तेज प्रताप-प्रकाण पुदुगलसे 
भिन्‍न है ऐसे आ्रात्माकी अपने हृदयसरोवरमे प्राप्ति होती है या नही । भावार्थ --यदि अपने 
स्वरूपका श्रभ्यास करे तो उसकी प्राप्ति अवश्य होती है, हाँ पर वस्तुकी प्राप्ति नहीं हो 
सकती । श्रपना स्वरूप तो विद्यमान ही है परन्तु भूल रहा है सो चेत कर देखे तो पास ही 
है। यहाँ छह महीनेका ग्रभ्यास कहा सो ऐसा नही समभना कि इतना ही समय लगेगा, 
इसका होना तो भन्तमु हुतंमात्रमें ही है परन्तु शिष्यको बहुत कठिन मालूम पड़े तब उसको 
समभाया है कि यदि बहुत काल भी समभनेमे लगेगा तो छह महीनेसे ग्रधिक नहीं लगेगा । 
इसलिए प्रन्य निष्प्रयोजन कोलाहलको छोड इसमे लगनेसे शीघ्र स्वरूपको प्राप्ति होगी, ऐसा 
उपदेश किया है । 

प्रसंगविवरएा--प्रनन्तरपुृवं ५ गाथावोमें पग्रज्ञजनसम्मत जीवके परिचयका निर्देश 
किया था श्रौर श्रन्तमें कहा था कि ऐसा कहने वाले याने परको आत्मा कहने वाले परमार्थ- 
बादी नहीं है । सो उसी तथ्यका इस गाथामें वर्णन है कि पूर्वोक्त परात्मवादी किस कारणसे 
परमार्थंवादी नही है । 

तथ्यप्रकाश-- १-पूर्वगाथोक्त ८ प्रकारका परात्मवाद परमार्थवाद नही है यह श्रागम 
से सिद्ध है। २-पूवंगाथोक्त ८ प्रकारका परात्मवाद युवित और प्रनुभवसे प्रथवा स्वानुभव- 
गर्भित युक्तिसे भी सिद्ध नही होता । ३-स्वानुभवर्गभित युक्ति यह है कि---उन कल्पित ८ 
प्रकारोंसे अन्य चित्स्वभावमात्र अन्तस्तत्व भेदविज्ञानियों द्वारा स्वयं उपलभ्यमान हुप्रा है । 
४-यहाँ भ्रात्मोपलब्धिके श्र्थ छह माह तक भी पुरुषार्थ करनेका जो उपदेश किया है उसका 
कारण यह है कि प्रनंतानुबन्धी कषाय सम्यक्त्वघातक है और उस कषायका संस्कार छह 


जीवाजीवाधिकार १०३ 


क्तत्वेनान्यस्य चित्स्वभ्ावस्य विवेचक: स्वयमुयलभ्यमानत्वादिति । इह खलु पुद्गलभिन्नात्मोप- 
लब्धि प्रति विप्रतिपन्नः साम्न॑व॑वमनुशास्थ:। विरम किमपरेणाकार्यकोलाहलिन, स्वयमपि 
निभुतः सन्‌ पश्य पण्मासमेक | हृदयसरस्ति पुंसः पुदुगलाद्धिन्तधाम्नो, ननु किमनुपलब्धिर्भाति 
किचोपलब्धि: ।३ ४॥। ।।४ ४।॥। 
क्रिया क्तान्त कृदल्त । कथ-अव्यय । ते-प्रथमा ब०। जीव'-प्रथना एकबचन। इति-अव्यय । 'उच्धते- 
वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष बहुबचन भावकर्मप्रक्रिया कर्मवाच्यमें क्रिया ॥४४॥ 








माहसे प्रधिक व भव भवान्तर तक भी रहता है, लेकिन जो भश्रन्तस्तत्त्वकी हृष्टिका अ+ गस 
ग्रनवरत बनावे तो उसे ज्यादासे ज्यादा छह महीनेके अन्दर हो ग्रात्मोपलब्बि हो जायगीं, 
जल्दीसे जल्दी अन्तमु हतेमे हो जायगी । 

सिद्धांत-- १-अ्रध्यवसान, भावकर्म, अ्ध्यवसानसंतति, शुभाशुभभाव, जीवमे हुए सुख 
दु.खादि ये पुदूगलकमॉपाधिका निमित्त पाकर होनेसे पौदूगलिक है । २- आ्रात्मकर्मोमय आरात्मा 
व कर्म इन दोनोका सम्मिश्रण माननेसे पौदृूगलिक है। २३-शरोर व॑ कर्मसंयोग स्वयं आप हो 
उपादानतया पौदृगलिक है । 


हृष्टि-- (-विवक्षितैकदेशशुद्धनिश्ववनय (४५) । २-संश्लिष्ट स्वजातिविजात्युपचरित 
ग्रसदूभूतव्यवहार (१२७) | ३--कारककारकिभेदक सदूभूतव्यवहार (७३) । 

प्रयोग---सहज एकत्वविभकक्‍त प्रन्तस्तत्त्व चित्स्वरभावके अतिरिक्त सभो भावोकों पर- 
भाव निरखकर उनका ख्याल भी छोडकर चित्स््रभावमात्र अपनेको अ्पनेमे पा लेके ऐसा परम 
विश्वञांम लेना चाहिये ॥४४।॥। 

ग्रब शिष्य पूछता है कि इन ग्रध्यवसानादिक भावोकों तों जीव नहीं बतलाया, अन्य 
चैतन्यस्वभावको जीव कहा सो ये भाव भो तो चैतन्यसे ही सम्बन्ध रखने वाले मालूम होते 
हैं, चैतन्यके बिना जडके तो होते नहीं, इनको पुदुगलके कंस कहा ? ऐसा पूछा जानेपर उत्तर 
रूप गाथासूत्र कहते है--[श्रष्टविधमपि च| आठों ही तरहके [कर्म] कर्म [सर्व] सब [पुदगल- 
मं] पुदूगलस्वरूप है, ऐसा [जिनाः] जिन भगवान्‌ सर्वेज्देव [ब्न्दिन्ति] कहते है । [यस्य 
विपच्यमानस्य |] जिस पचकर उदयमे थाने वाले कमंका [फल | फल [तत्‌] प्रसिद्ध [दुःखं] 
दुःख है [इति उच्यते] ऐसा कहा गया है । 

तात्पयें-- श्राठो ही प्रकारके कम पौदृगलिक है झौर जब वे उदयमें ग्राते हैं तब 
उनका फल दुःख ही होता है । 


टीकार्थं--भ्रध्यवसान ग्रादि समस्त भावोके उत्पन्न करने वाले ग्राठ प्रकारके जौ 


१०४ समयसार 
कर्थ चिदन्वयत्वप्रतिभासेप्यध्यवसानादय: पुद्गलस्वभावा इति चेतु-- 


अदविह पिय कम्म॑ं सब्ब॑ पुग्गलमयं जिणा विति । 


जस्स फल॑ त॑ वुच्च्‌३ दुकख ति विपच्चमाणस्स ॥४४॥ 
श्राठों ही कर्मोकी, पुदूगलसय ही जिनेन्द्र बतलाते । 

जिनके कि उदयका फल, सारा दुखरूप कहलाता ॥३४५॥ 
अप्टविधमपि च कर्म सर्व पुदूगलमयं जिना विदति । यस्य फल तदुच्यते दु खमिति विपच्यमानस्थ ॥४४॥। 
अध्यवसानादिभावनिवंत्तंकमष्टविधमपि च॒ कर्म समस्तमेव पुदूगलमयमिति किल सक- 
लक्षज्ञप्तित, तस्य तु यहिपाककाष्ठामधिरूढस्य फलतवेनाभिलप्यते तदनाकुलत्वलक्षणसौरूयाख्यात्म- 
नामसंज्ञ - अद्वविह, पि, य, कम्म, सव्व, पुग्गलमय, जिण, ज, फल, त, दुकव, दूति, विपक्चमाण | 
धातुसंज्ञ-विंद ज्ञाने, वच्च व्यक्ताया वाचि | प्रकृतिशब्द--अप्टविध, अपि, च, कर्मन्‌, सर्व, पुदगलमय 


जिन, यत्‌, फल, तत्‌, दु ख, इति, विपच्यमान । मूलघातु-- विद ज्ञानें, वच परिभाषणे, दपनचण्‌ पाके। 
पदविवरण - अष्टविध-द्वि० एक०, अपि-अव्यय, च-अ०, कर्म-ढद्वि० एक०, सर्व-द्वि० एक ०, परदगलमय- 





ज्ञानावरणादि कर्म है, वे सभी पुदूगलमय है, ऐसा सर्वज्ञदेवका वचन है । विपाककी पराकाप्ठा 
को प्राप्त कमेंका फलरूपसे जो कहा जाता है वह कमंफल ग्रनाकुलतास्वरूप मुखनामक 
आत्माके स्वभावसे विलक्षण है, प्राकुलतामय है, इसलिए दु:ख है । उस दुःखमे हो प्राकुलता- 
स्वरूप अध्यवसान ग्रादिक भाव समाविष्ट हो जाते है, इसलिए वे यद्यपि चैतन्यसे मम्बध होने 
का अ्रम उत्पन्न करते हैं, तो भी वे श्रात्माके स्व्रभाव नही है, किन्तु पुदूगलस्वभाव ही है । 
भावार्थ--यह गात्मा कमंका उदय झानेपर दुःखरूप परिणमन करता है और जो 
दुःखरूप भाव है वह ग्रध्यवसान है, इसलिए दुःखरूप भावमे चेतनके सम्बंध काश्रम बन जाता 
है । परमा्थंसे दुःखस्वरूप भाव चेतन नहीं है, कर्मजन्य है, इस कारण ज॑ंड ही है । 
प्रसंगविवरणश--पग्रनन्तरपूर्व. गाथामें कहा गया था कि ग्रध्यवसान आदि भाव सब 
पुदूगलकर्मनिष्पन्न है सो उसपर थह आशंका होती है कि अध्यवसान आदि भावोका तो चेतन 
में प्रनयय दिखता याने शुभाशुभ भाव, सुख-दुःख भाव गश्रादि चेतनमे ही पाय जाते, फिर 
इनको पुदुगलस्वभाव क्‍यों कहा गया है ? इसी प्रश्नका इस गाथामे समाधान किया गया है । 
तथ्यप्रकाश-- (१) जिस समय नवीन कमंवर्गशावोका बंध होता है उसी समय उन 
कमवर्गंणाबोंमें प्रकृतिबंध, स्थितिबध, प्रदेशबंध व अनुभागबंध चारो बन्ध पड़ जाते है । 
(२) पुवंबद्ध कमंका जब अनुभाग उदित होता है तब उसका जो फल है वह दुःखरूप ही है । 
(३) अ्रध्यवसानादि भाव दुःखरूप कर्मफल ही है और कमं है पुदूगलमय, श्रत: अध्यवसानादि 


जीवाजीवाधिकार १०४५ 


स्वभावविलक्षणत्वात्किल दुःखं, तदंतःपातिन एव किलाकुलत्वलक्षणा प्रध्यवसानादिभावा: । 
ततो न ते चिदन्वयत्वविश्रमेप्यात्मस्वभावाः कितु पुद्गलस्वभावा: ॥४५॥ 





द्वि० एक०, जिता-प्रथमा बहुबचन कर्ता, विदन्ति-वर्तमान अन्य पुरुष बहु० क्रिया, यस्य-षष्ठी एक०, 
फलं-प्रथमा एक०, उच्यते-वर्तमान अन्य पुरुष एक०, भावकमंप्रक्रिया किया, दू खं-प्रथमा एक०, इति- 
अ०, विपच्यमानस्य-पष्ठी एकवचन ॥|४५॥। 


वव्नननक-+-3 





भाव पुदूगलस्वभाव कहे गये है। 

सिद्धान्त--- (१) अध्यवसान झ्रादि भाव कमंफल है, पुद्गलस्वभाव है, जीव नही है । 
(२) कर्मोदयका निम्ित्त पाकर जीवमे दुःखरूप परिंण॑मन होता है । 

हृष्टि--- १- विवक्षितंकदेशशुद्धनिश्वयनय (४८) । २- उपाधिसापेक्ष अशुद्ध द्रव्या- 
थिकनय (२४)। 

प्रयोग---कर्म व कमंप्रतिफलनसे रहित चंतन्यस्वभावमात्र ग्रपननेकी निरखकर 
चैतन्यस्वभावमात्र अपनेको अनुभवना चाहिप्रे ॥४५।॥। 

यदि ग्रध्यवसानादि भाव पुदूगलस्वरभाव है तो सर्वज्ञके झ्रगममे इनको जीवके भाव 
कँसे कहा ? उसके उत्तरमे गाथासूत्र कहते है--[एते सबे |] थे सब | भ्रध्यवसानाव घः 
भावा: | अध्यवसानादिक भाव [जीवाः| जीव है ऐसा [जिनवर॑:] जिनवरदेवने | उपदेशः 
वर्श्ितः | जो उपदेश वर्णिन किया है वह [व्यवहारस्य दर्शनं | व्यवहारका मत है । 

तात्पर्य--अ्रध्यवसान ग्रादिक भावोकी जीव व्यवहारस कहा गया है । 

ठीकार्थ--ये सब अध्यवसानादिक भाव 'जीच है” ऐसा जो भगवान्‌ स्वज्ञदेवने कहा 
है, वह गभूताथंरूप व्यवहारका मत है । व्यवहार व्यवहारी जीवोकों परमार्थंका कहने वाला 
है जैसे कि म्लेच्छ भाषा म्लेच्छोको वस्तुस्वरूप बतलातो है, इस कारणा अपरमार्थभृत होनेपर 
भी धर्मतीर्थंकी प्रवृत्ति करनेके लिये व्यवहारका वर्णन होना न्याययुक्त है। क्योंकि व्यवहारके 
बिना जीवका शरीरसे परमार्थत: भेद देखनेसे त्रस स्थावर जीवोका घात निःशकरूपसे करना 
ठहरेगा । जैसे भस्मके मर्दन करनेमे हिसाका श्रभाव है, उसी प्रकार उनके मारनेमें भी हिसा 
नही सिद्ध होगी, किन्तु हिसाका ग्रभाव ठहरेगा तब उनके घात होनेसे बंधका भी अभाव ठह- 
रेगा । उसी प्रकार बध्यमान रागी दंषी मोही जीव हो तो छुड़ाने योग्य है सो व्यवहारके 
बिना परमार्थतः रागद्वेष मोहसे भिन्‍न जीवको दिखलानेपर मोक्षके उपायका ग्रहण न होनेसे 
मोक्षका भी शभ्रभाव ठहरेगा । इसलिये जिनेन्द्र देवनें व्यवहारका उपदेश किया है । 

भावाथं--आत्मा स्वयं सहज अपने ही सत्त्वके कारण जिस स्वभावरूप है उस स्व- 
भावमात्र देखना परमार्थनय है, वह तो जीबको शरोर और राग द्वेष मोहसे भिन्‍न दिखाता 





१०६ समयसार 
यद्यध्यवसानादयः पुद्गलस्वभावास्तदा कर्थ जीवत्वेन सूचिता इति चेतु-- 


ववहारस्स दरीसणमुवएसोी वरिणदों जिणवरेहिं। 
जीवा एदे सब्बे अज्यवसाणादओ भावा ॥०६॥ 
ये प्रध्ययसानादिक, जीव कहे कहीं ग्रन्थमें वह सब । 

व्यवहारका हि दर्शन, जिनवरका पूर्व बणित है ॥४६॥। 
व्यवहारस्य दर्शनमुपदेशों वरणितों जिनवरै. । जीवा एते सर्वेड्ध्यवसानादयों भावा' ॥४६॥ 
सर्वे एवैतेउध्यवसानादयों भावा: जीवा इति यख्भूगवख्ठ्रि: सकलस्‍ज्ञेः प्रज्ञप्त॑ तदभूताथ- 
स्यापि व्यवहारस्यापि दर्शनं । व्यवहारों हि व्यवहारिणां म्लेच्छभाषेब म्लेच्छानां परमाथंप्रति- 
पादकत्वादपरमार्थोषि तीथ॑प्रवृत्तिनिमित्त दर्शयितुं न्याय्य एवं । तमंतरेण तु शरीराज्जीवस्थ 





धातुसंज्ञ- दरिस दर्शनाया, वण्ण वर्णने। प्रकतिशब्द--व्यवहार, दर्शन, उपदेश, वर्णित, जिनवर, जीव, 
एतत्‌, सर्व, अध्यवसानादि, भाव । मूलधातु-- दृशिर्‌ प्रेक्षणे, वर्ण वर्णन, वर्ण स्तुतों। पदविवरण व्यव- 


है । यदि इसीका एकांत किया जाय तब शरीर तथा राग, हेप, मोह पुदृगलमय ठहरेंगे, तब 
पुदूगलके घातसे हिसा नही हो सकती और राग, द्वेष, मोहसे बध नहीं हो सकता । इस प्रकार 
परमार्थसे संसार मोक्ष दोनोका श्रभाव हो जाएगा । ऐसा एकातरूप वस्तुका स्वषप नहीं है । 
ग्रवस्तुका श्रद्धान, ज्ञान ओर श्राचरण मिथ्या अवस्तुरूप हो है, इसलिय व्यवहारका उपदेश 
न्यायप्राप्त है । इस प्रकार स्थाद्वादसे दोनो नयोका विरोध मेटकर श्रद्धान करना सम्यक्त्व है । 

प्रसंगविवरण--प्रनन्तरपृर्वं गाथामे अध्यवसानादिभावोको पुदूगलस्वभाव बताया 
गया था| सो उस विषयमें यह ग्राशंका होना प्राकृतिक है कि यदि भ्रध्यवसानादि भाव पुदु- 
गलस्वभाव है तो उन्हे सिद्धान्त ग्रन्थोमें जोवरूपसे क्‍यों बताया गया है, इसी आआाशड्भुअका 
समाधान इस गाथामे किया गया है । 

तथ्यप्रकाश--( १) भ्रध्यवसानादिक भाव भ्रभूतार्थ है ग्रर्थात्‌ स्वय॑ सहन भूत (सतत) 
श्र (वस्तु) नही है । (२) ग्रभूतार्थ होनेपर भी ग्रध्यवसानादिकों जीवरूपसे व्यवहृत करना 
तीयंग्रवृत्तिक लिये न्याययुक्त है। (३) व्यवहार न माना जाय तो जीवोकी हिसा निःशद्धू 
होकर की जाने लगेगी, क्योकि व्यवहार माता नहीं और परमार्थका ही एकान्त किया और 
परमार्थसे तो जीव शरीरसे भिन्न ही है, फिर शरीरपर शस्त्र चलानेमे क्या बुरा माना जायगा । 
(४) व्यवहार बिना तो जीवके कमंबंधके भ्रभावका भी प्रसंग होगा, क्योकि जीव तो राषभद्वेष 
मोहसे भिन्‍न है यह परमार्थेकान्त बन गया, फिर रागद्रेषमोहमुलक बन्ध कैसे होगा ? 


जीवाजीवाधिकार १०७ 


परमार्थतो भेददर्शनातृत्रसस्थावराणां भस्मन इव निःशद्धूमृपमर्दनेन हिंसा5भावाउ्भवत्येव बंध- 
स्थाभाव: । तथा रक्तो द्विशे विमूढ़ों जीवों बध्यमानो मोचनोय इति रागद्वेषमोहेभ्यों जीवस्य 
परमाथेतो भेददर्शनेन मोक्षोपायपरिग्रहणाभावात्‌भवत्येव मोक्षस्थाभावः ।।४६।॥। 


हारस्य-षष्ठी एकबचन । दर्शनं-प्रथमा एकबचन । उपदेश.-प्रथमा एक०। वणित:-प्रथमा एक» कृदंत 
क्रिया । जिनवरै:-तृतीया ब० कर्मवाच्यमें कर्ता । जीवा -प्रथमा ब० । एते-प्रथमा ब०। सर्वे-प्रथमा ब०। 
अध्यवसानादय:-प्रथमा ब० । भावा -प्रथमा बहुबचन ॥४६।॥ 








(५) व्यवहार माने बिना मोक्षके अ्रभातरका प्रसंग होगा, क्योंकि परमार्थेकान्तमें जीवके बन्ध 
ही नहीं तो भ्रबद्धको मोक्षोपाथकी आ्रावश्यकता नही, न उपाय बनेगा । (६) जैनागममें ब्यव- 
हारोपदेश न्याय्य है । 

सिद्धान्त-- (१) निम्ित्त पाकर उपादानमे होने वाले नैमित्तिक भावोंकों ओघ उपा- 
दानरूप पदार्थ कह देना व्यवहारका ग्रभिमत है। 

हष्टि--- (- स्वजातिपययि स्वजातिद्रव्योपलारक असदूभूत व्यवहार (१२०) । 

प्रयोग-- ओऔपाधिकभाव ग्रोध उपादानभूत मुझ गआात्मामे व्याप्य नहीं है, औपाधिक 
भावोंसे मैं परे हूं, चित्स्वभावमात्र हूं, ऐसी ग्रन्तः आराघना करनी चाहिये ॥४६॥। 

ग्रब शिष्य पूछना है कि यह व्यवहार किस दृशान्तसे प्रवृत्त हुआ ? उसका उत्तर 
कहते है; ज॑ंसे [बलसमुदयस्य | सेनाके समृहकों [राजा खलु निर्गतः] राजा ही निकला 
[ इत्येष श्रादेश:] ऐसा यह झादेश [व्यबवहारेण तु उच्यते ] व्यवहारसे कहा जाता है । [तत्र] 
उस सेनामे तो वास्तवमें | एक: ] एक [राजा निर्गतः| ही राजा निकला है [एबमेव च] इसी 
तरह [श्रध्यवसानाञइन्यमावान्य] इन अध्यवसान आ्रादि अन्य भावोंको [सूत्रे]| परमागमर्मे [जीव 
इति] ये जीव है, ऐसा [व्यवहारः कृत: | व्यत्रहार किया गया है [तत्र निश्चितः] वहाँ 
निश्चयसे विचारा जाय तो उन भावोमे [जीवः एक: | जीतव्र तो एक ही है । 

तात्पयें--जीवके विपरिगुमनोंकों जीव कहना व्यवहार है, परमार्थेसे तो एक ज्ञायक- 
स्वभावमात्र ही जीव है । 

टीकार्थ--जंसे कहा जाता है कि यह राजा पाँच योजनके फैलावमें निकल रहा है, 
वहाँ निश्चयसे विचारा जाय तो एक राजाको पाँच योजनमे व्यापना अरसम्भव है, तो भी 
व्यवहारी (अ्रज्ञानी) जनोका सेनाके समुदायमें राजा कहनेका व्यवहार है। परमार्थसे तो राजा 
एक हो है, सेना राजा नही । उसी तरह यह जीव सब रागके स्थानोको व्यापकर प्रवृत्त हो 
रहा है, वहाँ निश्चययसे विचारा जाय तो एक जीबका समस्त राणम्ग्रामको व्यापकर रहना 
ग्रशक्य है तो भी व्यवहारों लोकोंका अ्रध्यवसानादिक अन्य भावोंमें 'ये जीव है” ऐसा व्यवहार 


१०८ समयसार 
श्रथ केन हृष्टांतेन प्रवृतो व्यवहार इति चेतृ:-- 
राया हु णिग्गदोत्ति य एसो बलसमुदयस्स भ्रादेसों। 
ववहारंण दु उच्चदि तत्थेक्की णिरादों राया ॥४७॥ 
एमेव य ववहारों अज्मवसाणादिअरण्णुभावाणं । 
जीवो त्ति कदो सुत्ते तत्थेक्की णिच्छिदों जीवो ॥४८॥ 
बलसमुदयको राजा, इतना विस्तृत चला हुश्रा कहना । 
व्यवहारमान्न चर्चा, निश्वयसे एक वर नृप है ॥४७॥। 
त्यों हो जहँ जीव कहा, अध्यवसानादि श्रन्य भावोंको । 
व्यवहारमात्र चर्चा, निश्चित वहूँ जीव एक हि है ॥४८॥। 
राजा खलु निगत इति चेप बलसमुदयस्यादेश. । व्यवहारेण तूच्यते तत्रेकी निर्मतों राजा ॥४७॥ 
एवमेव च॑ व्यवहारोध्यवसानाइन्यभावाना । जीव इति क्रृत सूत्र तत्रेकों निश्चितों जीव: ॥४८।। 
यथैष राजा प्र योजनान्यभिव्याप्य निष्क्रामतोत्येकस्य पंचयोजनान्यभिव्याप्तुमशक्य 
त्वादृव्यवहारिणां बलसमुदाये राजेति व्यवहार: । परमार्थतस्त्वेक एव राजा | तथेष जीब 


नामसंज्ञ “राय, हु, णिग्गद, इत्ति, य, एत, बलसमुदय, आदेस, ववहार, दुं, तत्थ, एक, णिगर्गद 
राय, एमेव, य, ववहार, अज्भवसाणादिअण्णभाव, जीव, कद, सुत्त, तत्थ, एक्क, ण्िन्छिद, जीव । 
घातुसंज्ञ--आ-दिस प्रेक्षणे, वच्च व्यक्ताया वाचि । प्रकृतिशब्द राजन, खलु, निर्भेत, इति, एतत्‌, बल- 
समुदय, आदेंश, व्यवहार, तु, तत्र, एक, निर्गत, राजनू, एवं, एव, च, व्यवहार, अध्यवसानद्यन्यभाव 
जीव, इति, कृत, सूत्र, तत्र, एक, निश्चित, जीव । मूलधातु--राज्‌ दीप्तौ, निस्‌ -गम्लू गतो, डुकृत् करणे, 











प्रवर्तता है, परमाथ्थंसे तो जीव एक ही है, अ्रध्यवसान ग्रादि भाव जीव नहीं है । 

प्रसंगविवरण--अनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि ग्रध्यवसानादि भावोको जीव 
व्यवहारसे कहा गया है । सो अब उसी विषयका स्पष्टीकरण इन दो गाथाबोमे हृष्टान्तपुर्वंक 
किया गया है । 

तथ्यप्रकाश-- (१) सेनासभृह राजासम्बधित होनेसे श्लौर उसमें राजाका सद्भाव होने 
से सेनासमूहमे राजाका व्यपदेश होता है कि राजा पाँच योजनमें फैलकर जा रहा है। (२) 
सेनासमूहमे राजाका व्यवहार होनेपर भी वास्तवमे तो राजा एक है ओर अपने ही एक व्यक्ति 
के प्रमाण है । (३) भ्रध्यवसानादि भाव (रागादि भाव) जोवसम्बंधित होनेसे व अ्रध्यवसानादि 
भावका उस समय जीव श्राधार होनेसे प्रध्यवसानादि परभावोंमे जीवका व्यपदेश होता है कि 
प्रध्यवसानादि भाव जीव है। (४) अध्यवसानादि भावोमें जोवका व्यवहार होनेपर भी पर- 
मार्थसे तो जीव एक ज्ञायकस्वभाव है और वह अपने स्वरूपमात्र है । 


जीवाजीवाधिकार १०६ 


समग्र॑ रागग्राममभिव्याप्य प्रवतेत इत्येकस्य समग्र॑ रागग्राममभिव्याप्तुमशक्यत्व दृव्यवहारिणा- 
मध्यवसानादिष्वन्यभावेषु जीव इति व्यवहारः । परमार्थतस्त्वेक एव जीव: ॥४७-४४८॥। 








सूत्र वेष्टने, निस-चित्रू चयने। परदविबरण--राजा-प्रथमा एक०। खलु-अ० । निर्गत.-प्रथमा एक० 
कृदंत क्रिया | इति-अ० । एप -प्रथमा एक० । बलसमुदयस्य-षप्ठी एक०। तु-अ०। उच्यते-भावकर्मा- 
प्रक्रिया वर्तमान अच्य पुरुष एक० । तत्र-अ० | एक -प्रथमा एक० । निर्गत -प्रथमा एक०। राजा-प्रथमा 
एक ० । एव-अ० । एव-अ०। व्यवहार -प्रथमा एक०। अध्यवसानायन्यभावाना-पप्टठी ब०। जीव,- 
प्रथमा एक० । इति-अ० | कृत:-प्रथमा एकवचन कृदत क्रिया कर्मवाच्यम | सून्रे-सप्तमी एक० । तत्र- 
अ० । निश्चित.-प्रथमा एकवचन । जीव-प्रथमा एक० ॥४७-४८॥| 


सिद्धान्त--(१) द्रव्यकी औपाधिक पर्यायोमे द्रव्यका व्यवहार ईपत्‌ प्रयोजनके लिये 
है । (२) शाश्वत स्वभावमय वस्तु वह एक ही शाश्वत है। 

हेशि--- १- स्वजातिपर्याय स्वजातिद्रव्योपचारक ग्सदुभूत व्यवहार (१२०) । २- 
परमशुद्धनिश्वयनय (४४) 

प्रयोग-- अपनेकोी समस्त विपरिणमनोसे विविक्त निरखकर केवल चित्स्वभावमात्र 
प्रनुभवना चाहिये ॥४७-४५॥। 

अरब शिप्य पूछता है कि ये अ्रध्यवसानादिक भाव हैं, वे जीब नहीं हैं तो एक टंको- 
त्कीर्णो परमार्थ स्वरूप जीव कंसा है, उसका क्‍या लक्षण है ? इसका उत्तर कहते है--है 
भव्य तू [जीव] जीवको [श्ररसं | रसरहित [अ्रूप॑ | रूपरहित [श्रगंधं] गंधरहित [ट्रव्यक्तं] 
इन्द्रियोके श्रगोचर [चेतनागुणं | चेतनागुण वाला [भ्रशब्दं ] शब्दरहित [ भ्रलिगग्रहरं | किसी 
चिह्लु कर जिसका ग्रहण नही होता ऐसा व [ भ्रनिदिष्टसंस्थान | जिसका झ्राकार कुछ कहनेमें 
नही आता, ऐप्ता [जानीहि] जानो । 

तात्पयं---परमार्थतः जीव रूपरसगन्धस्पर्शशब्दशुन्य है, अव्यक्त, स्वयं निराकार व 
चेतन्यगुण वाला है । 

टीका्थ--जो (जीव) निश्चयसे पुदुगलद्रव्यसे भिन्न होनेसे उसमे रस गुण विद्यमान 
नही है इस कारण पअ्ररस है ॥१॥ पुद्गलद्रव्यके गुणोंसे भी भिन्न होनेसे स्वयं रसगुणा नही है 
इस कारण भी अ्ररस है ॥२॥ परमार्थसे पुद्गलद्रव्यका स्वामित्व भी इसके नही है, इसलिये 
द्रव्यन्द्रियकेक प्रालम्बनसे श्राप रसरूप परिणमन नहीं करता इस कारण भी अभ्ररस है ॥र॥ 
झ्पने स्वभावकी दृष्टिसे देखा जाय तो क्षायोपशमिक भावका भी इसके गअ्रभाव है, इसलिये 
भावेन्द्रियके श्रवलंबनसे भी इसके रसरूप परिणामका अभाव है, इस कारण भी ग्नरस है ॥४॥। 
इसका सम्वेदन परिणाम तो एक ही है, वह सकल विषयोंके विशेषोंमें साधारण है, उस स्त्- 





११० समयसार 
यद्य व॑ तहि किलक्षरगो5सावेकष्टंकोत्कीरर्ण : परभार्थजीव इति पृष्टः प्रह-- 

अरसमरूवमर्गंधं अव्वत्तं चेदशागुणमसद । 

जाण अलिगगहणं जीवमणिदिद्मंठाणं ॥०६॥ 

प्ररस भ्ररूप श्रगंधो, श्रव्यक्त श्रशब्द चेतनागुरामय । 

चिह्नाग्रहण प्रद स्वयं श्रसंस्थान जोवको जानो ।॥४६॥ 
अरसमरूपमगधमव्यक्तं चेतनाशणमशब्द । जानीहि अलिगग्रहणं जीवमनिदिष्ट्संस्थान ॥॥४९॥ 

यः खलु पुदुगलद्रव्यादन्यत्वेनाविद्यमानरसगुणत्वात्‌ पुद्गलद्रग्यगुणोभ्यो भिन्‍नत्वेन 

स्वयमरसगुणत्वात्‌ परमार्थंतः पुदुगलद्॒व्यस्वामित्वाभावात्‌ द्रव्येन्द्रियावप्टंभेना रसनात्‌ स्वभावत:ः 
क्षायोपशमिकभावभावाद्धावेन्द्रियावलंबेना रसनात्‌, सकलसाधारणकसम्वेदनपरिणामस्व भावत्वा- 
त्केवलग्सवेदनापरिणामापन्नत्वेनारसनातु, सकलज्ञेयज्ञायकतादात्म्यस्य निषेधाद्रसपरिच्छेदपरिणु- 
तत्वेषि स्वयं रसरूपेणापरिणमनाच्चारसः । तथा पुदुगलद्रव्यादन्यत्वेनाविद्यमानरूपगुणत्वात्‌ 
पुदूगलद्रव्यगुरोभ्यो भिन्‍नत्वेन स्वयम॒रूपगुणात्वात्‌ परमार्थतः पुदुगलद्रव्यस्वामित्वाभावात्‌ द्वव्ये- 
न्द्रियावष्टभेनारूपणात्‌, स्वभावतः क्षायोपशमिकभावाभावाद्धावेन्द्रियावलम्बेनारूपरात्सकल- 


नामसंज्ञ--अरस, अरूव, अगंध, अब्वत्त, चेदणागुण, असह, अलिगग्गहण, जीव, अणिद्िद्सठाण । 


भावसे केवल एक रसवेदना परिशामकी प्रप्ति रूप नही है, इस कारण भी ग्ररस है ॥५॥ 
इसके समस्त ही ज्ञेयोंका ज्ञान होता है, परन्तु ज्ञेय ज्ञायकके एकरूप होनेका नि्षेष ही है, 
इसलिये रसके ज्ञानरूप परिणमनेपर भी आप रसरूप नहीं होता, इस कारण भी प्ररस 
है ॥६।। इस प्रकार छः प्रकारसे रसके निषेघसे जीव ग्ररस है | (इसी तरह प्रहूप, ग्रगंध, 
प्रस्पशं, भ्रशब्द--इन चारो विशेषणोंका छह-छह हेतुश्नों द्वारा निषेध किया है सो इसी उक्त 
रीतिसे जान लेना, विशेष यह है कि शब्द पर्याय है सो शब्दके साथ पर्याय कहना) 
प्रव॒ग्रनिदिश्संस्थानको कहते है। परदगलद्रव्यसे रचे हुए संस्थान (ग्राकार) से ही 
जीवका संस्थान कहा नही जा सकता. इस कारणा, भ्पने नियत स्वभावसे अनियत संस्थानरूप 
प्रनन्‍्त शरीरोमे बतेता है इस कारण:सस्थान नामकर्मका विधाक (फल) पुदुगलद्रव्यमे ही है 
इस कारणा; भिन्न-भिन्न भ्राकारहूप परिणत जो समस्त वस्तु, उनके स्वरूपसे तदाकार हुए 
झ्पने स्वभावहूप सम्वेदनकी सामथ्यं होनेपर भी स्वयं समस्त लोकके संवलनसे शून्य हुई 
जो प्रपनी निमंल ज्ञानमात्र अनुभूति उस अनुभूतिसे किसी भी प्राकाररूप नही है, इस कारण 
जीव भ्रनिदिष्टसस्थान है | ऐसे चार हेतुभ्रोसे संस्थानका निषेघष कहा। भ्रब श्रव्यक्त विशेषण 
को सिद्ध करते है--छह द्रव्य स्वरूप लोक है, वह ज्ञेय है, व्यक्त है, ऐसे समस्त ज्ञेयसे 


जीवाजीवाधिकार १११ 


साधारणैकसंवेदनपरिणामस्वभावत्वात्केवलरूपवेदनापरिणामापन्नत्वेना रूपणात्‌, सकलस्ञेयज्ञा- 
यकतादात्म्यस्य निषेषाद्रपपरिच्छेदपरिणतत्वेषि स्वयं रूपरूपेणापरिणमनाच्चारूप: । तथा पुदु- 
गलद्रव्यादन्यत्वेनाविद्यमानगंधगुरणात्वात्‌ पुदुगलद्रव्यगुरोभ्यों भिन्‍नत्वेन स्वमगधगुणत्वातृ परमा- 
थंतः पुदुगलद्रष्यस्वामित्वाभावादू द्रब्येन्द्रियावष्टभेनागंघनातू, स्वभावतः क्षायोपशमिकभावा- 
भावाड्धावेन्द्रियावलम्बेनागंधनात्‌ु सकलसाधारणौकसम्वेदनपरिणामस्व भावत्वात्केव लगंधवेदना- 
परिणामापन्नत्वेनागंधनात्‌ सकलज्ञेयज्ञायकतादात्म्यस्थ निषेवादुगंधयरिच्छेदपरिणतत्वेषि स्वयं 
गंधरूपेण।परिणमनाच्चागंध: । तथा पुदुगलद्रव्यादन्यत्वेनाविद्यमानस्यशंगुणत्वात्‌ पुदुगलद्रव्य- 
गुरोभ्यों भिन्‍नत्वेन स्वयमस्पर्शंगुणत्वात्‌ परमार्थतः पुद्गलद्रव्यस्त्रमित्वाभावाद्‌ द्रव्येन्द्रियवष्टं- 
भेनास्प्शनात्‌ स्वभावतः क्षायोपशमिकभावाभावादू भावेन्द्रियावलम्बेनास्पशनात्सकलसाधारण- 
कसंवेदनपरिणामस्वभावत्वात्‌ केवलस्पशवेदनापरिणामापन्नत्वेनास्तर्शनात्‌ सकलज्षेयज्ञायकतादा- 
त्म्यस्थ निषेधात्‌ स्पर्शपरिच्छेदपरिणतत्वेषि स्वयं स्पशेरूपेणापरिणमनाच्चास्पर्श: । तथा पुदु- 
गलद्रव्यादन्यत्वेवाविद्यमानशब्दपर्यायत्वात्‌ पुदुगलद्रव्यपयय्िभ्यो भिन्‍नत्वेत स्वयमशब्दपर्याय- 


_ धातुसंज्ञ . रस आस्वादनाक्रदनयों , सह आह्वाने, जाण अवबोधने, ग्गह ग्रहणे, सम््‌ द्वा गतिनिदृत्तौ तृतीय 

ग्रन्य होनेके कारण, कपायका समूह जो भावकभाव है व व्यक्त है_ उससे श्रन्य होनेके कारण, 

* चित्मामान्यसे चैतन्यकी सब व्यक्तियाँ अ्न्तभूत होनेके कारण, क्षणिक व्यक्तिमात्र न होनेके 
कारगा,' व्यक्त व ग्रव्यक्त श्रौर दोनो मिले हुए मिश्र भाव इसके प्रतिभासमें श्राते है तो भी 
केवल व्यक्त भावकी ही नही स्पर्शता इस कारण औौर-आाप ही बाह्य आभ्यंतर प्रकट अनुभूय- 
मान है तो भो व्यक्तमावसे उदामीन (दूरवर्ती) प्रदोतमान है, इस कारण जीव ग्रव्यक्त कहा 
जाता है ॥६॥ इस तरह छः द्वेतुओरी द्वारा अव्यक्त सिद्ध किया । इसी प्रकार रस, रूप, गंध, 
स्पर्श, शब्द, सस्थान व व्यक्तपनाका ग्रभाव स्वरूप होनेपर भी स्वसंवेदनके बलसे आ्राप प्रत्यक्ष- 
गोचर होनेसे प्रनुभेय मात्रके अभावसे ग्रलिगग्रहण कहा जाता है । अपने अनुभवमें भ्रावे, ऐसे 
चेतनागुण द्वारा सदा अतरंगमे प्रकाशमान है, इस कारण चेतनागुण वाला है | जो चेतनागुण 
समस्त विप्रतिपत्तियोका (जीवको भ्रन्य प्रकार माननेका) निषेध करने वाला है, जिसने भ्रपना 
स्व॑स्त्र भेदज्ञानी जीवोको साँप दिया है, जो समस्त लोकालोकको ग्रासीभूत कर ग्रत्यन्त सुख्री 
हो उस तरह सदा किचिन्मान्र भी चलायमान नही होनेसे प्रन्य द्रव्यसे साधारण नहीं है, इस- 
लिये प्रसाधारण स्वभावभूत है । ऐसे स्वयं अनुभूयमान चैतन्यगुणके द्वारा नित्य ही अ्ंतः- 
प्रकाशमान होनेस चेतनागुण वाला है । ऐसा यह भगवान्‌ निर्मल श्रक्राश वाला जीव इस लोक 
में टंकोत्कीर्ण भिन्न ज्योतिस्वरूप विराजमान है । 


११२ समयसार 


त्वात्‌ परमार्थत: पुद्गलद्रव्यस्वामित्वाभावात्‌ द्रव्येन्द्रियावष्टंभेन शब्दाश्रवणात्‌ स्वभावतः 
क्षायोपशमिकभावाभावाउड्रा वेन्द्रियावलम्बेन शब्दाश्रवणात्‌ सकलसाधारणाकर्संवेदनपरिणामस्व- 
भावत्वात्‌ केवलशब्दवेदनापरिणामापन्नत्वेन शब्दाश्रवणात्‌ सकलज्नेयज्ञायकतादात्म्यस्य निषेधा- 
च्छब्दपरिच्छेदपरिणतत्वेषि स्वयं शब्दरूपेशापरिणामनाच्चाशब्द: । द्र॒व्यातरारब्धश रीरसंस्थाने- 
नैव संस्थान इति निर्देष्टुमशक्यत्वात्‌ नियतस्वभावेनानियतसंस्थानानतशरीरवतित्वात्संस्थान - 
नामकमंविपाकस्य पुद्गलेषु निरदिश्यमानत्वातु्‌ प्रतिविशिष्टसंस्थानपरिणतसमस्तवस्तुतत्त्वसंवलि- 
तसहजसम्वेदनशक्तित्वेषि स्वप्मखिललोकसंवलनशून्योपजायमाननिमलानुभूतितयात्यंतमसंस्थान - 








गणे । प्रातिपदिक -अरस, अरूप, अगंध, अव्यक्त, चेतनागुण, अशब्द, अलिगग्रहण, जीव, अनिर्दिष्ट- 
सस्थान | मुलधातु--रस आस्वादनस्नेहनयो', रूप रूपक्रियाया, चिती सज्ञाने, शब्द भाषणे, लिगि चित्री- 





अ्रब इसी श्रथंको कलशरूप काब्यमें कहकर इसके अनुभवकी प्रेरणा करते है। 'सकल' 
इत्यादि । ब्र्थं-- है भव्य आत्माओं ! चिच्छक्तिसे रहित अन्य सकल भावोको मूलसे शीघ्र 
छोड़कर और अच्छी प्रकार अपने चिच्छक्तिमात्र भावको अवगाहन करके समस्त पदार्थंसमृह 
रूप लोकके ऊपर प्रवर्त रहे एकमात्र भ्रविनाशी आत्माका झात्मामे ही ग्रभ्यास करो, उसका 
साक्षात्‌ अनुभव करो | भावाथें-- एक चेतन्यशक्तिमात्र आत्मामे ही उपयुक्त होओो । 

प्रसंगविवरणश--अपनन्तरपूर्व स्थलमे यह बताते चले ग्रा रहे थे कि ग्रध्यवसानादिक 
भाव (रागादिक भाव) पुद्गलस्वभाव है, ये जीव नही है | सो यहाँ यह जिज्ञासा होनी प्राकृ- 
तलिक ही है कि फिर वास्तवमे किस लक्षणा वाला जीव है याने जीवका यथार्थस्वरूप क्‍या है ? 
इसके समाधानमें इस गाथाका अवतार हुग्ना है । 

तथ्यप्रकाश--( १) पुदुगलद्रव्यसे भिन्‍न होनेके कारणा, पुद्गलद्रव्यवेः गुणोसे व पर्यायों 
से भिन्न होनेके कारणा, पुद्ुगल द्रव्येन्द्रियका स्वामी न होनेके कारण, स्वभावतः भावेन्द्रियसे 
छूना झादि न होनेके कारण, सर्वेसंवेदनस्वभाव होनेसे केवल स्पर्शज्ञान आदि किसी ज्ञानपरि- 
णाममय होकर न छूने आदिके कारण, स्पर्श ग्रादिकों जानकर भो उससे तन्मय न होनेके 
कारण जीव स्पर्शादिरहित व शब्दादिरहित है । (२) यद्यपि जीवका संसारदशामे शरीरप्रमाण 
आ्राकार है, मुक्तदशामे घट-बढ़का कारशाभूत कर्म न रहनेसे कुछ न्यून चरमशरीरके प्रमाण 
ग्राकार है, तथापि जीवका स्वयं सहज निरपेक्ष कोई आकार नही है । (३) झात्मा स्वसंवेदन- 
प्रत्यक्षगम्य है वह ग्रनुमानादि प्रमाणसे ग्रहणमे नहीं श्राता । (४) ग्रात्मा चंतन्यरवभावमय है । 

सिद्धांत--( १) भ्रात्मा परद्रव्य, क्षेत्र काल, भावसे नही है । (२) आत्मा नयप्रमाणा- 
तीत निविकल्पस्वसम्वेदनसे गम्य है । (३) आत्मा चैतन्यस्वभावमात्र है। 





फूबे-स्प-न | वा- आज ११३ 
त्वाच्चानिदिश्संस्थानः । षट्द्रव्यात्मकलोकाद ज्ञेयाद्व्यक्तादन्यत्वात्कषायबक्राड्भवकादब्यक्ताद- 
न्यत्वाच्चित्सामान्यनिमस्नसमस्तव्यक्तित्वात्‌ क्षणिकव्यक्तिमात्राभावात्‌ व्यक्ताव्यक्तविमिश्रप्रति- 
भासेपषि व्यक्तास्पर्शत्वात्‌ स्वयमेव हि बहिर॑तः स्फुटमनुभूयमानत्वेषि व्यक्तोपेक्षरोन प्रद्योतमान- 
त्वाच्चाव्यक्तः। रसरूपगंधस्परशंशब्दसंस्थानव्यक्तत्वाभावेषि स्वसंवेदनबलेन नित्यमात्मप्रत्यक्षत्वे 
सत्यनुमेयमात्रत्वाभावाद्लिगग्रहरा: । समस्तविप्रतिपत्तिप्रमाथिना विवेबकजनसमर्थितसर्वस्वेन 
सकलमपि लोकालोक कवलोीकृत्यात्यंतसौहित्यमंथेरेगोव सकलकालमेव मनागप्यविचलितानन्य- 
साधारणातया स्वभावभूतेन स्वयमनुभूयमानेन चेतनागुणोेन नित्यमेवांत:प्रकाशमानत्वात्‌ चेतना- 
गुणाश्च स खलु भगवानमलालोक इह्ैकप्टड्डरोत्कीण: प्रत्यग्ज्योतिर्जीव: ॥॥४६॥ 

सकलमपि विहायाद्वाय चिच्चक्तिरिक्त' स्फुटतरमवर्गाह्य स्वं च चिच्छक्तिमात्र । 
इममुपरि चरतं चारु विश्वस्यथ साक्षात्‌ कलयतु परमात्मात्मानमात्मन्यनतं ॥३५॥ 
चिच्छक्तिव्याप्तसर्वस्वसारों जीव इयानयं । प्रतोतिरिक्ताः सर्वेषि भावा: पौदृूगलिका गअ्रमी ॥३६॥ 





करणे, ग्रह उपादान, जीव प्राणघारणं, स-प्ठा गतिनिवृत्ती उपसर्गादर्थपरिवतनम्‌ । पदविवरण --अरस- 
द्वितीया एक० कमंविशेषण, अगन्ध-ट्वि ० एक० कमंविशेषण, अरूप-द्वि ० एक० कमंबिशेषण, अध्यक्त-द्वि० 
एक० कर्मविशेषण, चतनागरुण-द्वि० एक० कमंविशेषण, अगब्द-द्वि ० ए० कर्मविज्येपण, जानीहि-आज्ञार्थे 
लोट मध्यम पुरुष एकबचन क्रिया, अलिगग्रहण-द्वि ० ए० कमंविशेषण, जीव-द्वि० ए० कर्म, अनिदिष्ट- 
सस्थान-द्वितीया एकबचन कमंविशेषण ॥॥४६॥ 








दृष्टि --१- परद्रव्यादिग्राहुक द्रव्याथिकनय (२६) । २- शुद्धनय (४६) । ३- परम- 
भावग्राहक द्रव्याथिकनय (३०) 

प्रयोग--अपने आपको सर्व ज्ेयोंसे पर सहज चेतन्यस्वभावमात्र अनुभवना 
चाहिय ॥॥४६॥। 

ग्रब चिन्छक्तिसे शभ्रन्य जो भाव है वे सब पुद्गलद्रव्यमम्बन्धी है, ऐसी भझागेके गाथा 
को सूचनिका रूप काव्य कहते है--'चिच्छक्ति' इत्यादि । श्रथं--चैतन्यशक्तिसे व्याप्त जिसका 
सर्वस्वसार है ऐसा यह जीव इतना है, और इस चिच्छक्तिसे शुन्य जो भाव है वे सभी पुदुगल- 
जन्य है, सो पुदूगलके ही है । ऐसे इन भावोका व्याख्यान छह गाथाआ्नोमे करते है [जीवस्य | 
जीवके [वर्ण] रूप [नास्ति| नही है [गंधः भ्रपि न] गंध भी नही है, [रसः शभ्रपि न] रस 
भी नही है [च] भ्रोर [स्पर्शः भ्रपि न] स्पर्श भी नहीं है, [रूप शग्रपि न] रूप भी नहीं है 
[शरीरं न] शरीर भी नही है [संस्थान श्रपि न] संस्थान भी नही है [संहनन न] संहनन भो 
नही हैं । [जोवस्य| तथा जीवके [रागः न भ्रस्ति] राग भी नही है [ट्वेष: श्रपि न] ट्वेष भो 
नही है [मोहः एव] मोह भी [न विद्यते] विद्यमान नही है [प्रत्यया: नो] भ्राखव भी नहीं है 


१६१४ समयसार 


जीवस्स णृत्यि वण्णो णवि गंधो णवि रसो णविय फासो । 
एवि रूवं ण॒सरीरं ण्‌ विसंठाणं ण॒ संहशणं ॥ ५० ॥ 
जीवस्स गत्यि रागो णवि दोसो णेव विज्जदे मोहो। 
णो पच्चया ण्‌ कम्म॑ णोकम्मं चावि से णत्यि ॥ ४१ ॥ 
जीवस्स ग॒त्यि वग्गो ण॒ वग्गणा णेव फड़ढया कई । 
णो अज्कणद्धाणा णोेव य अणुभायठाणाणि ॥ ५२ ॥ 
जीवस्स ग॒त्यि कई जोयडाणा ए बंधठाणा वा। 
णेव य उदयद्यणा ण मग्गणद्माणया केई ॥ ४३ ॥ 
णो टिदिबंधय्ठाणा जीवस्स ण॒ मंकिलेसठाणा वा । 
गेब विसोहिटठाणा णो संजमलद्धिठाणा वा ॥ ५४ ॥ 
णेव य जीवय्ठाणा ण॒ गुगरठाणा य अत्थि जीवस्म । 
"जैश दु एदे सब्बे पुर्गलद॒त्वस्स परिणामा ॥ ५५ ॥ 
नहिं वर्णा जोबका है, न गंध न रस न कोई सपरस है। 
रूप न देह न कोई, संस्थान ने संहनन इसका ॥५०।॥। 


नामसंज्ञ--जीव, ण, अत्थि, वष्ण, ण, वि, गध, रस, य, फास रूब, सरीर, सदाण, सह्णण, जीव, 
ण, अत्थि, राग, दोस, मोह, णो, पच्चय, कम्म, णोकम्म चे, अपि, त, वर्ग, वर्गणा, पडक्य, अज्काप- 
ट्राण, अशुभायठाण, जोयट्टाण, बधठाण, उदयद्वाण, मग्गणट्राण, ठिदिवधद्डण, सकिलेसठाण विसोहि- 
ट्राण, संजमलद्धिद्वाण, जीवड्टाण, गुणद्वाण, ज, दूं, एत, सब्ब, यग्गलदब्ब, परिणाम। पातुसंज्ञ -अस 
[कर्स न] कर्म भी नही है [चर नोकसे भ्रणि] ग्रोर नोकर्म भी [तस्य नास्ति] उसके नही है 
[जोबस्य] जीवके [बर्गः नास्ति] वर्ग नही है [वर्गेशा न| वर्गणा नहों है [कानिचित्‌ स्पर्ध- 
कानि] कोई स्पधधंक भी [न एव] नहीं है [जीवस्थ] जीवके [कानिचित्‌ योगस्थानानि] कोई 
योगस्थान भी [न संति] नही है [वा] भ्रथवा [बंधस्थानानि| बंधस्थान भी [न] नहीं है [च] 
श्रौर [उदयस्थानानि] उदयस्थान भी [न एवं] नही है [कानिचित्‌ मसार्गरशास्थानानि] कोई 
मार्गणास्थान भी [न] नहीं है [जीवस्प] जीवके [स्थितिबंधस्थानानि नो] स्थितिबंधस्थान भी 
नही है [वा] प्रथवा [संक्लेशस्थानानि| संक्लेशस्थान भी [न] नही हैं [विशुद्धिस्थानानि] 
विशुद्धिस्पान भी [त एक] नहीं है [वा] भ्रथवा [संयमलब्धिस्थानानि] संयमलब्धिस्थान भी 


जीवाजीवाधिकार ११५ 


नहिं राग जीवका है, न दोष नहि मोह बतंता इसमें । 

कर्म नहीं नहिं ग्रास्रव, नहिं हैं नोफम मो इसका ॥॥५१।॥ 

नहिं वर्ग जीवके हैं, न वर्गरणा नांहि वर्गरपानब्रज भी। 

झ्रध्यात्मस्थान नहीं, भ्रनुभागस्थान भी नहिं है ॥५२७ 

योगस्थान न कोई, बन्धस्थान भो जोवके नहीं हैं १ 

उदयस्थान नहों हैं, न मार्गरास्थान भी कोई ॥५३॥। 

स्थितिबन्धस्थान नहों, संक्लेशस्थान भी नहीं इसके । 

कोइ विशुद्धिस्थान न, संयमलब्धिके स्थान नहों ॥॥५४।॥ 

जीवस्थान न कोई, नहीं गुणस्थान जीवके होते । 

क्योंकि ये भाव सारे, होते परिणाम पुदूगलके ॥॥५५॥ 
जीवस्य नास्ति वर्णो नापि गधों नापि रसो नापि च स्पर्ण:। नापि रूप न शरीर नापि सस्थान ने सहनन । 
जीवस्य नास्ति रागो नापि द्वेपो नैव विद्यते मोह । नो प्रत्यया न कर्म नोकर्म चापि तस्य नारित ॥५१॥ 
जीवस्य नास्ति वर्गों न बर्गणा नव स्पद्धकानि कानिचितु । नो अध्यात्मस्थानानि नव चानुभागस्थानानि । 
जीवस्य न सति कानिचिद्योगस्थानानि न वधरथानानि वा, नैव चोदयस्थानानि न मार्गणास्थानानि कानिचित्‌ 
तो स्थितिबधसथानानि जीवस्य न सकक्‍लेशस्थानानि वा। नैव विशुद्धिरथानानि नो सयमलब्धिस्थानानि वा। 
नव च जीवरथानानि न गुणस्थानानि वा सति जीवस्य । येन ल्वेते सर्वे पुद्गलद्रव्यस्य परिणामा: ॥५५॥ 

यः: कृष्णो हरित, पीतो रक्तः श्वेतो वर्ण: से सर्वोपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरि- 

णाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । यः सुरभिरसुरभिर्वा गंध: स सर्वोषि नास्ति जीवस्य पुद्गल- 





सत्ताया, विज्ज सत्तायां, मग्ग अस्वेषण । प्रकृतिदाब्द- जीव, न, वर्ण, न, अप गध, न, अपि, रस, 
न, अपि, च, स्पर्श, न, अपि, रूप, व, शरीर, न, अपि, सस्थान, न, संहनन, जीव, न, राग, न, अपि, दोष, 
न, एवं, मोह, नो, प्रत्यय, न, कर्मन, नोकमंन्‌, च, अपि, ततू, न जीव, न, वर्ग, न, वर्गणा, न, एव, स्पर्द्धक, 
[नो] नहीं है [बच] ओर [जीवस्प] जीवके [जीवस्थानानि] जीवस्थान भी [नव] नहीं हैं 
[बा] ग्रथवा [गुरास्थानानि] गुणस्थान भी [नसंति] नहीं है [येच तु] क्योंकि [एते 
से ] ये सभी [पुद्गलद्रव्यस्य] पुद्गलद्गव्यके [ परिणामाः| परिणाम है । 
तात्पर्यं--वर्णासे लेकर गुणस्थानपर्यन्त ये उक्त भाव जीवके नही है, क्योंकि ये पुदू- 
गलद्रव्यके परिणाम है । 
टोकार्थ--जो काला, हरा, पीला, लाल श्रौर सफेद बणों (रग) है वे सभी जोवके नहीं 
हैं क्योंकि पुद्गलद्रब्यके परिणमनमय होनेके कारण ये वर्णा प्रात्माकी भ्रनुभूतिसे भिन्‍न है।१। 
सुगंध, दुर्गंन्ध भी जीवके नही हैं, क्योकि ये पुदूगल परिणाममय है, इसलिये आत्माकी श्रनु- 
भूतिसे भिन्‍न है ।२। कुक, कला, तिक्त (चपंरा), खट्टा श्रौर मीठा ये सब रस भी जोवके 


११६ समयसार 


द्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । यः कटुकः कषायः तिक्तोउम्लो मधुरो वा रसः स 
सर्वोषि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्‍्नत्वात्‌ । यः स्निग्धो रूक्षः 
शीतः उष्णों गुरुलंघुम दुः कठिनों वा स्पशेः स स्बोपि नास्ति जीवस्य पुद्गलब्रव्यपरिणाममयत्वे- 
सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । यत्स्पर्शादिसामान्यपरिणाममात्र रूपं तन्नाप्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणा- 
ममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । यदौदारिक वेक्रियिकमाहारक तैजसं कार्मणं वा शरीरं तत्सवं- 
मपि नास्ति जीवस्य पुदुगलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । यत्समचतुरस्रन्यग्रोध- 
परिमंडलं स्वाति कुब्जं वामन हुडं वा संस्थान तत्सवंम॒पि नास्ति जीवस्य पुदुंगलद्रव्यपरिणाम- 
मयत्वे सत्यनुभूतेभिन्‍्नत्वात्‌ । यद्वत्मषंभनाराचं वज्जनाराचं नाराचमरद्धनाराचं कीलिका श्रसंप्रा- 
प्ासृपाटिका वा संहननं तत्सबंमपि नास्ति जीवस्य पुदुगलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिस्त- 
त्वात्‌ । यः प्रीतिरूपो रागः स सर्वोषि तास्ति जोवस्य पुदुगलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभि- 
न्नत्वात्‌ । यस्तत्त्वाप्रतिषत्तिरपो मोह: स सर्वोपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिरणाममय्त्वे 
किम, नो, अध्यात्मस्थान, न, एवं, अनुभागस्थान, जीव, न, किम, योगस्थान, न, बधस्थान, वा, न, एवं, 
च, उदयस्थान, न, मार्गणास्थान, किम, नो, स्थितिबधस्थान, जीव, न, सवलशस्थान, वा, न, एवं, विशु- 
द्विस्थान, नो, सयमलब्धिस्थान, वा, न, एवं, जीवस्थान, न, गुणस्थान, च, जीव, यत, तु, एव, सर्व 
पुद्गलद्॒व्य, परिणाम | घूलधातु-वर्ण वर्णने, रस आस्वादनस्नेहनयों , स्पृश् सस्पर्शन, विद सत्ताया 
दिवादि, बन्ध बन्धने, क््यादि, मृग अन्वेषणे, क्लिश उपतापे तुदादि, शुध णौचे दिवादद, 


सं-यम उपरमे भ्वादि | पदविवरण-- जीवस्य-षप्ठी एक० । न-अव्यय । अस्ति-वतेमान लट 
अन्य पुरुष एक० । वण-प्रथमा एक० । न-अच्यय । अपि-अव्यय । भन्ध -प्रथमा एक० | न-अ०। अपि- 





नही हैं, क्योकि०। ३ । चिकना, रूखा, ठंडा, गर्म, भारी, हल्का, कोमल ग्जौर कठोर--ये 
सब स्पर्श भी जीवके नही है क्योकि'''। ४। स्पर्शादि सामान्य परिणाममान्र रूप भो जीवके 
नही हैं, क्योंकि ० । ५ । झ्दारिक, वैक्रियिक, आहारक, तैजस और कार्मण शरीर ये जीव 
के नही है, क्योंकि०“। ६ । समचतुरस्र, न्यग्रोधपरिमंडल, स्वाति, कुब्जक, वामन और 
हुंडड--ये सब संस्थान भो जीवके नहीं है, क्योकि०" '। ७। वज्पेभनाराच, वज्जनाराच, 
नाराच, अर्धनाराच, कीलक ओर असंप्राप्तासुपराटिका संहनत ये भी जीवके नहीं है, 
क्योंकि०**'। ८ । प्रीतिरूप राग भी जीवका नहीं है, क्योंकि०-*-। € । अ्प्रीतिरूप द्वेष भो 
जोबका नही है, क्योकि०“““। १० । यथार्थ तत्त्वको श्रप्राप्ति रूप मोह भी जीवका नही है, 
क्योंकि०"। ११ ॥। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योगस्वरूप प्रत्यय (आराख्रव) भी जीवके 
नही है, क्‍योंकि" “। १२। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, 
प्रोर अ्न्तरायस्वरूप कम भो जीवके नहीं हैं, क्योंकि०“। १३ । छह पर्याप्तियोंसहित शरीर- 
योग्य वस्तुरूप (पुदुगलस्कंध) नोकम भी जीवके नही है, क्योंकि'“'। १४ । कमके रसकी शक्ति 


जीवाजीवाधिकार ११७ 


सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । ये मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगलक्षणाः प्रत्ययास्ते सर्वेपि न सन्ति जीबस्य 
पुदुगलद्वब्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्‍्नत्वात्‌ । यद्‌ ज्ञानावरणीयदर्शनाव रणीयवेदतोयमोह- 
नीयायुर्नामगोन्नांतरायरूपं कर्म तत्सवेमपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रब्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूते- 
भिन्‍नत्वात्‌ । यत्थट्पर्याप्िज्रिशरीरयोग्यवस्तुरूपं नोकर्म तत्सरवमषि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्य- 
परिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । यः शक्तिसमूहलक्षणो वर्ग: स सर्वबोपि नास्ति जीवस्य 
पुदुगलद्रव्यपरिणाममयत्वे सल्यनुभूतभिन्नत्वात्‌ । या वर्गसपुहलक्षणा वर्गेणा सा सर्वापि नास्ति 
जीवस्य पुदुगलद्रब्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । यानि मंदतीब्ररसकर्मदलविशिष्टन्यास- 
लक्षणानि स्पद्धकानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्थ पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूते- 
भिन्‍नत्वात्‌ । थानि स्वपर॑कत्वाध्यास सति विशुद्धचित्परिणामातिरिक्तत्वलक्षणान्यध्यात्मस्था- 
नानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य पुदुगलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । 
' यानि प्रतिविशिष्टप्रकृतिरसपरिणामलक्षणान्यनुभागस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य 
पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतभिन्नत्वात्‌ । यानि कायवाइमनोवर्गणापरिस्पंदलक्षणानि 
योगस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुदुगलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्‍्नत्वात्‌ । 
अव्यय । रस -प्रथमा एक०। न-अव्यय । अपि-अ०। च-अ० । स्पर्श.-प्रथमा एक० । न-अ०। अपि- 
अव्यय । रूप-प्रथमा एक० । न, जरीर-प्रथमा एक० | न, अपि, संस्थान-प्र ८ ए० । न, संहननं-प्र ० ए०। 
जीवस्य-पप्टी एक० । न, राग -प्र० एक० । ने, अपि, द्वेष -प्र० एक० । न, एवं, अस्ति, विद्यते-वर्तमान 
लट्‌ अन्य पुरुष एक० । मोह -प्र० ए० । नो-अव्यय । प्रत्यय.-प्रथमा बहु०। न, कर्म-प्रथमा एक० । नो- 
कर्म-प्रथमा एक० । च, अपि, तस्य-षप्टी एक०। न, अस्ति, जीवस्य-षप्ठी एक०। न, अस्ति, वर्गे.-प्र० 
एक० । ने, वर्भणा-प्र० एक ० । न, एव, स्पर््धकानि-प्रथमा बहु०। कानिचित्‌-अव्यय अंत: प्रथमा बहु० । 


के सविभागप्रतिच्छेदोका समूहरूप वर्ग भो जीवका नही है, बयोकि''। १५ | वर्गोंका 
समूहरूप वबर्गंणा भी जीवकी नहीं है, क्योकि०“। १६ । मद तो रसरूप कमंक्रे समूहके 
विशिष्ट वर्गोकी वर्गणाके स्थापनरूप स्पर्धक जीवके नहीं है, कयोकि'। १७ । स्वपरके एकत्व 
का ग्रध्णास (मिथ्या आरोप) होने१र विशुद्ध चैतन्य परिणामसे भिन्‍न लक्षण वाले अश्रध्यात्म- 
स्थान भी जीवके नही है, क्योकि" । १८। प्रथक्‌-पुृथक्‌ विशेषरूप प्रकृतियोंके रसरूप जिनका 
लक्षण है ऐसे अनुभांगस्थान भी जीवके नही है, क्योकि "। १६ । काय, वचन, मनोरूप बर्गंणा 
का चलना जिनका लक्षण है, ऐसे योगस्थान भी जीवके नहीं है, क्योकि"**। २० । भिन्‍न 
, भिन्‍न विशेषोंको लिये प्रकृतियोंका परिणाम जिनका लक्षण है, ऐसे बधस्थान भी जीवके नही 
हैं, क्योंकि०** "। २१॥। अपने फलके उत्पन्न करनेमें समर्थ कर्मको अवस्था जिनका स्वरूप है, 
, ऐसे उदयस्थान भी जीवके नहीं है, क्योकि०'। २२ । गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, 


११८ समयसार 


यानि प्रतिविशिष्टप्रकृतिपरिणामलक्षणानि बन्धस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्थ पुदु- 
गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्‍नत्वात्‌ । थानि स्वफलसंपादनसमर्थकम विस्थालक्षणान्युदय- 
स्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य पुदुगलद्गव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्‍्नत्वात्‌ । 
यानि गतीन्द्रियकाययोगवेदकषायज्ञानसंयमदर्शनलेश्याभव्यसम्यक्त्वसंज्ञाहारलक्षणानि मार्गणा- 
स्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य पुदुगलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यदुभूतेभिन्नत्वात्‌ । 
यानि प्रतिविशिष्टप्रकृतिकालांतरसहत्वलक्षणानि स्थितिबंधस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति 
जीवस्य पुदुगलद्गव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । यानि कपायविपाकोद्रेकलक्षणानि 
संक्लेशस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य पुदुगलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्न - 
नो, अध्यात्मस्थानानि-प्रथमा बहु०। न, एवं, च, अनुभागस्थानानि-प्र० बहु । जीवस्य-घप्ठी एक० । न, 


सन्ति-वर्तमान लट अन्य पुरुष बहु० क्रिया। कानिचितू, योगस्थानानि-प्रथमा बहु० । न, बन्धरथानानि- 
प्रथमा बहु०। वा-अव्यय । न, एवं, च, उदयस्थानानि-प्रथमा बहु० | न, मार्गणास्थानानि-प्रथमा बहु० । 














ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्य, सम्यक्ल्व, संज्ञा और ग्राहार जिनका स्वरूप है, ऐसे मार्ग 
णास्थान भी जीवके नहीं है, क्योंकि-*५। २३ । भिन्‍न-भिन्‍न बविशेषोकों लिये प्रकृतियोंका 
कालान्तरम साथ रहना जिनका लक्षण है, ऐसे स्थितिबधके स्थान भी जीवके नही है, 
क्योंकि''। २४ । कपायके विपाककी उत्कृष्टता जिनका लक्षण है, ऐसे संक्लेशस्थान भी जीव 
के नहो है, क्योंकि । २५ | कषायके विपाककी मंदता जिनका लक्षण है, ऐसे विशुद्धिस्थान 
भो जीवके नहीं है, वर्यांकि०***। २६ । चारिश्रमोहके उदयकी क्रमसे निवृत्ति जिनका लक्षण 
है, ऐसे संयमलब्धिस्थान भी जीवके नही है, क्योकि०"”। २७। पर्याप्त, अपर्याप्त, बादर, 
एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, श्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, संज्ञी भ्रसंज्ञी, पड्चेन्द्रिय जिनका लक्षण है, ऐसे जीव- 
स्थान भी जीवके नही है, क्योकि० ४ । २८ । भिथ्याहृष्टि, सासादनसम्यस्दृष्टि, सम्यग्मिथ्याहृष्टि, 
प्रविरतसम्यग्दष्टि, सबतासंयत, प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयत, ग्रपूवंकरणा, श्रनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म- 
सांपराय, उपशांतमोह, क्षीणमोह, सयोगकेवलो और झ्रयोगकेवली जिनका लक्षण है, ऐसे सब 
गुणस्थान भी जीवके नहीं है, क्योकि०“““। २६ । इस प्रकार ये सभी पुद्गलद्रव्यके परिणाम- 
मय भाव है वे सब जीवके नही है । जीव तो परमार्थसे चंतन्यशक्तिमाश्र है। 

झब इसी अ्र्थका कलशरूप काव्य कहते है---“वर्खाद्या' इत्यादि । अ्रर्थ--वर्णादिक 
प्रथवा रागमोहादिक उक्त सभी भाव इस पुरुष (प्रात्मा) से भिन्‍न है, इसी कारण भन्तः 
परमार्थत: देखने वालेको ये सब नही दीखते केवल एक चैतन्यभावस्वरूप अभेद गआ्रात्मा ही 
दीखता है । भावाथ--परमार्थनय अ्रभेदहूप है, इसलिये उस हृष्टिसे देखनेपर भेद नहीं दीखता। 
उस नयकी हृष्टिमें चंतन्यमात्र पुरुष [ग्रात्मा) ही दीखता है, इस काररा वे वर्णादिक तथा 


जीवाजीवाधिकार ११६ 


त्वात्‌ । यानि कषायविपाकानुद्रेकलक्षणानि विशुद्धिस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य 
पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । यानि चारित्रमोहविप्राकक्रमनिवृत्तिलक्षणानि 
संयमलब्धिस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य पुदुगलद्रब्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभि- 
न्नत्वात्‌ । यानि पर्याप्तापर्यात्रवादरसूध्मकेन्द्रियट्रीन्द्रियश्रीन्द्रियबतुरिन्द्रियसंश्यसंशिपंचेन्द्रियलक्ष- 
णानि जीवस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य पुदुगलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभि- 
न्नत्वात्‌ । यानि भिथ्याहृष्टिसासादनसम्यस्हृश्सिम्यस्मिथ्याहृष्ट्यसंयतसम्यग्हृष्टिसंयतासंयत प्रमत्त- 
संयताप्रमत्तसंयतापूर्वंकरणोीपशमकक्षपकानिवृत्तिवादरसांपरायोपशमकक्षपकसुक्षमसांपरायोपशमक- 
क्षपकोपशांतकपायक्षीणकषायसयोगकेवल्ययोगकेवलिलक्षणानि गुणस्थानानि तानि सर्वाण्यपि 
ने सन्ति जीवस्य पुद्गलद्वव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । वर्णाद्ा वा रागमोहादयों 
वा भिन्ना भावा. सर्व एवास्य पुंस:। तेनैवांतस्तत््वतः पश्यतो5ईमी नो दृश्टाः स्युह श्मेक॑ परं 
स्यात्‌ ॥२७।॥ ॥॥५०-५१-५२-५३-५४-५५॥।। 

कानिचित, नो, स्थितिबन्धरथानानि-प्रथमा बहु०। जीवस्य-पप्टी एक० । न, सक्‍लेगस्थानानि-प्रथमा 
बहु०, न, एव, विद्यद्चिरथानानि-प्र० ब० । नो, सयमलब्धिस्थानानि-प्र ० ब० । न, नो, एवं, च, जीवस्था- 


नानि-प्र० ब७। न, ग्रुणस्थानानि-प्र० बहु०। वा, सति, जीवस्य, येन-तृतीया एक हेत्वर्थे, तु, एते 
सर्वे-प्र० ब० । पुद्गलद्रव्यर्य-पप्टी एक० । परिणामा -प्रथमा बहुबचन ॥५०-५१-५२-५३-५४-५५॥ 





रागादिक पुरुफसे भिन्‍न ही है । (वर्णाकों ग्रादि लेकर गुणस्थानपर्यंत भाबोंका स्वरूप विशेषतया 
यदि जानना हो तो गोस्मटसार श्रादि ग्रन्थोसे जान लेना चाहिये) । 

प्रसंगविवरशा-- भ्रनन्तरपूर्व गाथामे बताया था कि आत्मा चेतनागुगमय है, चिच्छ- 
क्तिव्याप्तर८०स्वसार है और इससे अतिरिक्त भाव सब पोदुगलिक हैं। सो इसी विषयकों 
निषंधविवरणके साथ इन छह गाथाओमे कहा जा रहा है । 

तथ्यप्रकाश-- (१) चंतन्यस्वमावके ग्रतिरिक्त प्रन्य भावोमे कुछ भाव तो ऐसे हैं जो 
पुदुगलके ही परिणमन है, इस कारण वें अन्य भाव पोदगलिक है। (२) चेतन्यस्वभावके 
अतिरिक्त श्रन्य भावोमे कुछ भाव ऐसे है जो कर्मपुद्गलविपाकके प्रतिफलन है, इस कारण वे 
प्रन्य भाव पोदगलिक है । (३) चं॑तन्यस्वभावके ग्रतिरिक्त श्रन्य भावोमें कुछ भाव ऐसे है जो 
पुदूगलकर्मदशाका निमित्त पाकर प्रात्मुक्के गुणोंके विक्ृृत परिणमन है, इस कारण वे शमन्‍्य 
भाव भी पौद्गलिक कह गये है । (४) समस्त अन्य भावोसे आत्माभिभव न होने देनेका तथा 
ग्रन्य भावोके दूर होनेका तथा प्रन्य भावके कारणोके दूर हो जानेका साधन केवल निज सहज 
अन्तरतत्त्वका दर्शन है । पा 

सिद्धान्त--( १) पुदुगलद्रव्यके परिणमनोका गआ्रात्मामे नास्तित्व है । (२) परुदुगलकर्म- 
विपाकके सान्निध्यमें उपयोगमें वह विपाक प्रतिफलित होता है । (३) श्रात्माके शुद्ध ज्ञायक- 


१५४० समयसार 
ननु वर्र्शादयों यद्यमी न संति जीवस्य तदा तंत्रांतरे कथं संतोति प्रज्ञाप्यंते इति चेतु-- 
ववहारेण दु एदे जीवस्स हवंति वरण्णमादीया। 


गुणठाणंता भावा ण्‌ दु केई णिच्ह॒यणयस्स ॥५६॥ 
भाव व्यवहारसे ये, वर्णादिक गुरणास्थान तक सारे । 
बतलाये किन्तु निश्चय-लयसे नह जीव के कोई ॥|५६॥ 
व्यवहारेण त्वेते जीवस्य भवंति वर्णाद्या । गुणस्थानाता भावा न तु केचित्रिश्वयनयस्थ ॥॥५६॥ 
इह हि व्यवहारनयः किल पर्यायाश्चितत्वाज्जीवस्यथ पृदूगलसंयोगवशादनादिप्रसिद्धबंध- 
पर्यायस्य कुसूंभरक्तस्थ कार्पासिकवासस इवोपाधिक भावमालंब्योत्प्लवमानः परभावं॑ परस्य विद- 
घाति । निश्चयनयस्तु द्रव्याश्वितत्वात्केवलस्य जीवस्य स्वाभाविक भावमवरलंब्योत्प्लवमान: पर- 








नामसंज्ञ-ववहार, दु, एत, जीव, वष्णमादीय, ग्णठाणत, भाव, ण, दु, केई, णिच्छुयणय । धातु है 
संज्ञ- हव सत्तायां, ने प्रापणे । प्रकृतिशब्द- व्यवहार, तु, एततू, जीव, वर्णाद्य, ग्णस्थानानत, भाव, न, तु, 
कि, निश्चयनय । घूलघधातु- वि-अव हज हरणे भ्वादि, भ्वृ सत्तायां, णीज प्रापणे | पदविवरण व्यवह्ा- 
स्वभावकी दृष्टि व उमंग होनेकी घटनामे विकार पुदुगलस्वामिक विदित होते है । 
दृष्टि - १- परद्रव्यादिग्राहक द्रव्याथिकनय (२६) उपाधिज उपचरित प्रति- 
फलन व्यवहार (१०३ अभ्र)। ३- विवक्षितैकदेशशुद्धनिश्वयनय (४५) । 
प्रयोग--निमित्त व नैमित्तिक भ्रन्य भावोसे हटकर शुद्ध ज्ञायकस्वभावमय अन्तस्तत्त्व 
में निःशड्ू श्राराम लेना चाहिये ॥ ५०-५१-५२-१५३-५४-५५ ॥। 
ग्रब॒ शिष्य पूछता है कि वर्णादिक भाव जो कहे गये है वे यदि जीवके नहीं है तो 
भ्रन्य सिद्धान्त ग्रन्थोमे 'ये जीवके है”! ऐसा क्यो कहा गया ? उसका उत्तर गाधामे कहते है--- 
[एते] थे [बर्णद्या: ग्रुणस्थानांता: भावाः] वर्ण श्रादि गुणस्थानपर्यन्त भाव [व्यवहारेश 
तु] व्यवहारनयसे तो [जीवस्य भवंति ] जोवके होते है, इसलिये सूत्रमे कहे है, [तु] परंतु 
[ निश्चयनयस्य | निश्चयनयके मतसे [केचित्‌ न] उनमें से कोई भी भाव जीवके नहीं है । 
तात्पयं-- वर्णादि गुणस्थानपर्यन्त भाव निश्चयनयसे जीवके नही, थे व्यवहारनयसे 
जीवके कहे गये है। 
टीकाथें--यहाँपर व्यवहारनय, पर्यायाश्रित होनेसे पृदूगलके संयोगवश ग्रनादिकालसे 
प्रसिद्ध जिसकी बंधर्पर्याय है ऐसे जीवके “कुसुम्भके लाल रगसे रंगे हुए रुईके वस्त्रकों भांति! 
श्रोपाधिक वर्णादिभावोंको ग्रालम्बन कर प्रवृत्त होता है, इसलिये वह व्यवहारनय दूसरेके 
भावोको दूसरोंका कहता है । कितु निश्चयनय द्रव्यके आश्रय होनेसे केवल एक जीवके स्वाभा- 
विक भावको भ्रवलम्बन कर भ्रवृत्त होता है, वह सब परभावोकी परके कहता है, निषेध करता 
- है, इसलिये वर्ण आदि गुरास्थानपर्यंत भाव व्यवहारनयसे जीवके है, निश्वयन॑यसे नही हैं, 


जीबाजीवाधिकार १११ 


भाव॑ परस्य सर्वमेव प्रतिषेधयति । ततो व्यवहारेण वरादियों गुशस्थानांता भावा जीवस्य संति 
निश्चयेन तु न संतीति युक्ता प्रज्ञप्ति: ॥५६॥ 


रेण-तृतीया एक० । तु-अव्यय । एत्ते-प्र ० बहु० । जीवस्य-पप्टी एक० | भवन्ति-वर्तमान लद॒ अन्य पुरुष 
बहु० | वर्णाद्या -प्र० ब० । गुणस्थानान्ता:-प्र० ब०। भावा -प्र० ब० । न, तु, केचितृ-अब्यय । अन्तः-प्र ० 
ब०, निश्चयन यस्थ-पष्ठी एक० ॥५६॥। 





अल, +बरकन>-मभ,. ५ क>ंपनन- कह सन तन 


इस प्रकार भगवान्‌का कथन स्याह्वादसहित युक्तिपूर्ण है । 

प्रसंगविवरण--अनन्तरपूर्व गाथावोंमे बताया था कि वशादिक व श्रध्यवसानादिक 
पौद्गलिक हैं वे जीवके नहीं है तो इसपर एक आशजडू होना प्राकृतिक है कि यदि ये वर्णादि 
भाव जीवके नही है तो सिद्धान्त ग्रन्थोमें जीवके वे भाव हैं ऐसा क्यों वर्णन मिलता है ? इस 
आाशदूतके समाधानमें इस गाथाका ग्रवतार हुग्ना है । 

तथ्यप्रकाश---( १) व्यवहारनय पर्यायदर्शक व भेददर्शक है । (२) निमित्तके परिण- 
मनोको सम्बंधवश उपादानके कहनेका व्यवहार होता है। (३) निश्चयनय एक द्रव्यका दर्शक 
है । (४) जो निश्चयनय एक द्रव्यमे उसके पर्याय व गुणोको दिखाता है वह भेदविधिकी शोर 
से व्यवहारनय बन जाता है । 

सिद्धान्त --(१) वर्गा संस्थान संहनन वर्ग वर्गणा स्पद्धक ग्रादि जीवके उपचारसे कहे 
जाते है । (२) अ्रध्यवसान गुणस्थान संयमस्थान श्रादि जीवके व्यवहारनयसे है । (३) शुद्धनय 
से जीवके वर्गादिक अ्रध्यवसानादिक कोई भो चित्स्वभावातिरिक्त भाव नहीं है । 

हृष्टि--- १- एकद्रव्यपर्याये अन्यद्रव्योपचारक असदूभूतव्यवहार (१२१) । २- उपाधि- 
सापक्ष ग्रगुद्धदरव्याथिकनय (५३) । ३- शुद्धनय (४६) । 

प्रयोग-- पदूगलकर्मका निर्मित्त पाकर होते वाले विकारोंकों कर्ममें थोपकर श्रपनेको 
शुद्ध चित्स्वभावमात्र प्रनुभवना चाहिये ॥५६॥ 

ये वर्णादिक निश्चयसे जीवके क्‍यों नहीं है ? इस प्रश्नका उत्तर कहते है;-- [एतेः 
च संबन्धः | इन वरादिक भावोके साथ जीवका सम्बन्ध [क्षोरोदक यथेव | जल और दृधके 
एकक्षेत्रवगाहरूप सम्बन्धसह॒श॒[ज्ञातव्य-] जानना [च] झोर [तानि|] वे [तस्यतु न 
भवंति | उस जीवके नहीं है [यस्‍्मात्‌] क्योकि जीव [उ3पयोगगुणाधिकः | उपयोग गुणके 
कारण इनसे श्रधिक है। तात्परयं--ज्ञानमय भात्मा ज्ञानरहितु सब पदार्थसि निराला है । 

टीकार्थ---जैसे जलसे मिला हुआझा दूध जलके साथ परस्पर श्रवगाह स्वरूप संबंध होने 
पर भी शअ्रपने स्वलक्षण भूत क्षीरत्व गुणमें व्याप्त होनेके कारण। दूध जलसे पृथक्‌ प्रतीत होता 
है इस कारण जैसे प्रग्निका उप्णता गुण॒के साथ तादात्म्यसंबन्ध है, उस प्रकार दूधका जलके 


१२२ समयसार 
कुतो जीवस्य वरारददयो निश्चयेन न संतीति चेत्‌ -- 
एएहिं य संबंधों जहेव खीरोंदयं मुगेदब्वों । 
ण्‌ य हुंति तस्स ताणि दु उदश्लोगगुणाधिगो जम्हा ॥३७॥ 
क्षीरनीरवत्‌ जानो, व्यवहृत सम्बन्ध बाह्य भावोंसे । 
किन्तु नहिं जीवके वे, यह तो उपयोगमय न्‍्यारा ॥५७॥ 
एतैश्च सम्बधो यर्थव क्षीरोदक ज्ञातव्य. । न च भवन्ति तस्य तानि तूपयोगग्रुणाधिकों यस्मात्‌ ॥५७॥ 
यथा खलु सलिलमिश्रितस्य क्षीरस्थ सलिलेन सह॒ परस्परावगाहलक्षणें संबधे सत्यपि 
स्वलक्षणभृतक्षी रत्वगुणव्याप्यतया सलिलादधिकत्वेन प्रतीयमानत्वादर्नेरुप्णगुणेनेव सह तादों- 
त्म्यलक्षणसंबंधाभावान्न निश्चयेन सलिलमस्ति । तथा वर्णादिपुद्शलद्रव्यपरिणाममिश्रितस्या- 





नामससंज्ञ-एत, य, सबंध, जह, एवं, खीरोदय, व, य, त, त, दु, उवओगग्रुणाघिग, ज। धातुसंज्ञ- 
सम्‌-बध बंधने, मुण ज्ञाने, हो सत्ताया | प्रततिपदिक-- एतत्‌, च, सम्बंध, यथा, एव, क्षीरोदक, ज्ञातब्य, 





साथ सम्बन्ध न होनेसे निश्चयसे दूधका जल नही है । उसी प्रकार वर्णादिक पुद्ुगलद्रव्यके 
परिणामोंसे मिला हुआा ग्रात्मा पुदूगलद्रव्यके साथ पररपर अ्वगाह स्वरूप संबंध होनेपर भी 
प्रपने लक्षणास्वरूप उपयोग गुणसे व्याप्त होनेके कारण सब द्रष्योसे भिन्‍न प्रतोत होता है, 
इस कारण जैसे झग्निका श्रोर उष्णता गुणके साथ तादात्म्य स्वरूप संम्बन्ध है, उस प्रकार 
प्रात्माका वर्णादिकोंके साथ तादात्म्य संबन्ध नहीं है। इसलिये निश्चयनयसे ये वर्णादिक 
पुदुगलपरिणाम हैं, जीवके नहीं हैं । 

प्रसंगविवरण -- प्रनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि वर्ण आदिकसे लेकर गुण- 
स्थानपयेन्त भाव निश्चयनयसे जीवके नही हैं, सो झ्रब उसी विपयमे जिज्ञासा हुई है कि 
वर्णादिक भाव निश्चयनयसे जीवके क्‍यों नहीं है, इसी जिज्ञासाका समाधान इस गाथामें 
दिया गया है । 

तथ्यप्रकाश---१-दूध और जलका मोटे रूपसे पररपर प्रवगाह तो है, किन्तु संबन्ध 
संयोग सम्बन्ध है, तादात्म्य नही । २-श्रग्नि प्रोर उष्ण गुणका सम्बन्ध तादात्म्य सम्बन्ध 
है । ३े-संयोगसंबंधमें सम्बन्धी पदार्थ भिन्‍न-भिन्‍न हुआ्रा करते है । ४-वर्णे, रस, गंध, स्पर्श, 
संस्थान, संहनन भ्रादि जिनका उपादान पुदूगल है उनका व जीवका वर्तमान सबंध परस्पर 
भ्रवगाह होने पर भी मात्र संयोग संबंध है ५-भिन्‍नताका परिचय असाधारण गुणसे होता 
है।६ -गुंणस्थान, संयमस्थान, प्रध्यवसान प्रादि जिनका उपादान जोब हैं उन भावोंका जीव 
के साथ क्षणिक तादात्य संबंध तो है, किन्तु नैमित्तिक (पोदूगलिक) होनेसे, तुरन्त हट 


जीवाजीवाधिकार १२३ 


स्पात्मन: पुद्गलद्रव्येण सह परस्परावगाहलक्षणों संबंधे सत्यपि स्वलक्षणभूतोपयोगगुणव्याप्य- 
तया सवेद्रब्येभ्योडघिकत्वेन प्रतीयमानत्वात्‌ प्रग्नेरुष्णगुरोनेव सह तादात्म्यलक्षणसंबंधाभाबान्न 
निश्चययेन वर्णादिपुदुगलपरिणामाः जीवस्य संति ॥५७॥ 











न, च, तत्‌, तु, उपयोगगुणाधिक, यत्‌ । मुलधातु- सम्‌-बन्ध बन्धने, ज्ञा अवबोधने, भू सत्ताया, युजिर्‌ 
योगे । पदविवरण-- एते.-तृतीया बहुबचन, च-अव्यय, सम्बन्ध -प्रथमा एक०, यथा-अव्यय, एव-अव्यय, 
क्षीरो दक-प्रथमा एक०, ज्ञातव्य.-प्रथमा एक० कृदन्त क्रिया, च-अव्यय, भवति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष 
बहुवचन, तस्य-पपष्ठी एक०, तानि-प्रथमा बहुबचन, तु-अव्यय, उपयोग्रुणाधिक.-प्रथमा एक०, यस्मातु- 
हेत्व्थं पंचमी एकक्‍चन ॥५७॥ 





जानेसे इनका भी संबंध संयोग संबंध कहलाता है। ७-वर्गादिक्से तो उपयोग अत्यन्त 
निराला है। ८-प्रध्यवसानादिकोंसे भी उपयोगस्वरूप ग्रात्मा बिल्कुल विलक्षरा है। ६- 
संयोग संबंधमें एकको दूसरेका बताना प्रकट उपचार वाला व्यबहार है । १०-क्षणिक तादा- 
त्म्यमें विभावकों भ्रशुद्ध निश्वयनयसे जीवका जो कहा है वह ग्रसद्भूतव्यवहार वाले द्रव्यकमे 
बंधकी अपेक्षा तारतम्य बतानेके लिए कहा है । वस्तुतः परमशुद्धनिश्वयनयकी श्रपेक्षा तो 
यह भअशुद्धनिश्वयनय भी व्यवहार ही है। १ १-शाश्वत सहज तादात्म्य सम्बन्धमे ही वास्त- 
विक स्वरूप जाना जाता है । १२-जीव उपयोगमय है, जीवका उपयोगके साथ शाश्वत सहज 
तादात्म्य संबंध है । १२-आत्माकी वर्णादिसे व रागादिसे भिन्‍नताका परिचय प्रात्माके 3प- 
योग गुणके जाननेसे हो जाता है श्र्थात्‌ श्रौत्मा उपयोगस्वरूप है प्रौर वर्णादिक व रागादिक 
नड़ स्वरूप है। १४-भात्माका उपयोगसे तादात्म्य संबंध है, जैसे भग्निका उष्णात।से तादात्म्य 
संबंध है । १५-तादात्म्य तो शाश्वत रहता है, भ्रतः डसके साथ संबन्ध शब्द तुक मिलानेके 
लिए लगाया जाता है। वस्तुत: तादात्म्य कोई संबंध नहीं है, वह तो तन्मय है | १६- 
बर्णादिकका व श्रध्यवसानादिका, गुणस्थान पर्यन्त इत सब भावोंका जीवके साथ शाश्वत 
सहज तादात्म्य संबंध नहीं है, श्रतः ये सब भाव जीवके नहीं है । 

सिद्धान्व--१-आश्रात्मा उपयोग (चैतन्य) स्वरूप है। २- शरीरको आ्रात्मा कहना 
उपचार है, क्योंकि एक द्रव्यका प्रन्य द्रव्यके साथ संयोग सम्बन्ध ही हो सकता है । ३-नैमि- 
त्तिक भावोंका उपादानके साथ गअ्रशुद्धिकालम क्षणिक तादात्म्य रहता है । 
| दृष्टि--!- परमशुद्ध निश्चययतय (४४) । २- एकजातिद्रव्ये अन्यजातिद्रव्योप- 
चारक झसदूभूत व्यवहार (१०६) । ३- उपाधिसापेक्ष अशुद्ध द्रव्याथिकनय (५३) । 

प्रयोग--पानीसे दूधकी भिन्‍नतताकी तरह शरीरको शत्मासे भिन्‍त निरखकर ज्ञान- 
मात्र अन्तःस्वरूपमें उपयोग करना ॥५७॥ 


१२४ समयसार 
कथं तहि व्यवहारो$विरोधक इति चेत्‌ृ--- 
पंथे मुस्संतं पस्सिदृश्त लोगा भशंति ववहारी । 
मुस्मदि एसो पंथों ण्‌ य पंथो मुस्सदे कोई ॥५४८॥ 
तह जीबे कम्माणं णोकम्माणं च पस्मिदु वण्णं। 
जीवस्स एस वण्णो जिग्रेहि ववहारदों उत्तो ॥३६॥ 
गंधरसफ।सरूवा देहो संठाणमाइया जे य। 
सब्बे ववहारस्स य णिच्छयदण्ह्‌ ववदिसंति ॥६०॥ (ज्िकलम्‌) 
पथमें लुटते पथिकों-को देख कहें लोग लोकव्यवहारी । 
यह पथ लुठता निश्चय-से न कोड मार्ग लुटता है ॥५८॥ 
कर्म नोकमे वर्णो-को जोवकक्षेत्रावगाही लखि । 
यह ॒ दर्ण जोवका है, ऐसा व्यवहारसे हि कहा ॥५६॥ 
रूप रस गंध व फरस, शरीर संस्थान श्रादि इन सबको । 
निशचयस्वरूपदर्शी, कहते व्यवहारचर्चा यह ॥॥६०॥ 
पथि मुप्यमाण हृप्ट्वा लोका भणति व्यवहारिण । मुप्यते एप पथा न च पथा मुपण्यते कश्चित्‌ ॥५८॥ 
तथा जीवे कर्मणा नोकमंणा च हदृष्ट्ता वर्ण । जीवस्थैप वर्णो जिनेव्यंवहारत उक्त ॥५६॥ 
गधर सस्पर्शरूपाणि देह संस्थान आदय ये च। सर्व व्यवहारस्य चर निवचयहप्टारो व्यपदिशति ॥६०॥ 
यथा पथि प्रस्थितं कंचिन्साथ मुष्यमाणमवलोक्य तात्स्थ्यात्तदुपचारेण मुष्पत एप 
पंथा इति व्यवहारिणां व्यपदेशपि न निश्चयतो विशिष्टाकाशदेशलक्षण: कश्चिदपि पंथा 
मुष्येत । तथा जीवे बंधप्ययिणावस्थितं कर्मणो नोकमंणों वा वर्सामुत्प्रेक्ष्य तात्त्थ्यात्तदुपचारेण 
.. नामसंज्ञ--पथ, मुस्सत, लोग, ववहारि, एत, पथ, ण, ये, पथ, कोई, तह, जीव. कम्म, णोकम्म, 
च, वण्ण, जीव, एत, वष्ण, जिण. ववहारदी, उत्त, मधरसफासरूव, देह, सठाणमाइय, जे, य, सब्ब, 
ववहार, य, णिच्छयदष्हु | धातुसंज्ञ- पास दर्शन, भण कथने, मुस चोयें स्पशे, वच्च व्यक्ताया वाचि । 
यहाँ जिज्ञासा होती है कि व्यवहारनय फिर श्रविरोधक कंस रहा ? उसका उत्तर 
दृष्टान्त द्वारा तीन गाथओमें कहते है--[पथि मुष्यमाणं | ज॑से मार्गममे स्थित हुएको लुटा 
हुप्ला [हष्ट्वा | देखकर [व्यवहारिणः:] व्यवहारी [लोका:| जन [भरांति] कहते है कि 
[एप पंथा | यह मार्ग [मुष्यते | लुटता है, वहाँ परमार्थसे विचारा जाय तो [कश्चित्‌ पंथाः] 
कोई मार्ग [न च॒ मुष्यते] नही लुटता, पहुंचे हुए लोक ही लुटते है [तथा] उसी तरह [जीबे] 
जीवमे [कर्मों नोकमंराां | कर्मोका ग्रोर नोकमोंका [वर्श] वर्ण [हष्ट्वा] देखकर 


जीवाजीवाधिकार १२५ 


जीवस्यैष बर्णा इति व्यवहारतोहहंद वानां प्रशापनेषि न निश्चयतो नित्यमेवामूत्तंस्वभावस्योप- 
योगगुणाधिकस्य जीवस्य कश्चिदपि वर्णोस्ति । एवं गंधरसस्पशरूपशरीरसंस्थानसंहनन रागद्वेष- 


प्रातिपदिक--पथिन्‌, लोक, व्यवहारिन्‌, एतत्‌, पथिन्‌, न च पथिन्‌, कब्चितू, तथा, जीव, कर्मन्‌, नोकमंन्‌, 
वर्ण, जीव, कमंन्‌, नोकर्मनु, वर्ण, जीव, एतत्‌, वर्ण, जिन, व्यवहारत , उक्त, गधरसस्पशेरूप, देह, सस्थान, 
आदि, यत्‌, च, स्व, व्यवहार, च निरचयद्रप्टू। मूलधातु मृप स्तेये ऋयादि, हशिर अवलोकने, भण 
शब्दार्थ, पथि गती चुरादि | पदविवरण -पथि-सप्तमी एकवचन, मुप्यमाण-द्वितीया एक० असमाप्तिकी 
क्रियाके कर्मका विशेषण, हप्ट्वा-असमाप्तिकी क्रिया, लोका -प्रथमा ब०, भणति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष 








[जीवस्य |] जीवका [एषः वर: ] यह वर्ण है ऐसा [जिने:] जिनदेवने [व्यवहारतः | व्यव- 
हारसे [उक्तः] कहा है [एवं] इस प्रकार [गंधरसस्पर्शरूपारिण] गंध, रस, स्पर्श ग्रौर रूप 
[दिह: संस्थानादय: | देह संस्थान ग्रादिक [ये चर सर्वे] जो है वे सभी [व्ण्वहारस्थ] व्यवहारके 
मतमे है, [निश्चयद्रष्टार:] ऐसा निश्चयनयके देखने वाले [व्यवदिशंति] कहते है । 

तात्पर्य--निश्चयसे जीव अमृत है, फिर भी देहादिके रूपादिको देखकर इस जीवका 
ऐसा रूप है यो व्यवहारसे कहा गया है । 

टोकार्थ--जैसे मार्गमे प्रस्थित किसी धनिकको लुटता हुआ देखकर धनिककी मागेमें 
स्थिति होनेसे उपचारसे कहा जाता है कि यह मार्ग लुटता है, तथापि निश्चयसे देखा जाय, 
तो जो श्राकाशके विशेष प्रदेशोरूप मार्ग है वह तो कोई लुटता नहीं है | उसी प्रकार जोवमें 
बंधपर्यायसे ग्रवस्थित जो करमंका श्रौर नोकमंका वर्णा है उसे दखकर जीवमें स्थित होनेसे उप- 
चारसे जोवका यह वर्ण है, ऐसे व्यवहारस भगवान्‌ अरहत देव प्रज्ञापन करते है, प्रकट करते 
हैं, तो भी निश्चयसे जीव नित्य ही श्रमूर्तस्वभाव है श्रौर उपयोग गुणके कारण भ्रन्य द्र॒व्यसे 
प्रधिक है याने भिन्‍न है, इसलिये उसके कोई वर्णा नही है । इसी प्रकार गध, रस, स्पर्श, 
रूप, शरीर, संस्थान, संहनन, राग द्वेंष, मोह, प्रत्यय, कम, नोकम, वर्ग, वर्गणा, स्पर्घंक, 
ग्रध्यात्मस्थान, श्रनुभागस्थान, योगस्थान, बधस्थान, उदयस्थान, मार्गणास्थान, स्थितिबंध- 
स्थान, संक्लेशस्थान, विशुद्धिस्थान, सयमलब्धिस्थान, जीवस्थान और गुणस्थान--यें सभी 
व्यवहारसे जीवके है ऐसा अरहंत देवोंका प्रज्ञापन होनेपर भी निश्चयसे नित्य ही शअमूर्त स्व- 
भाव वाले व उपयोग गुणके कारण अन्यसे भिन्‍न जीवके ये सब नहीं है, क्योकि इन वर्खादि 
भावोंके श्लौर जीवके तादात्म्यलक्षण सम्बंधका अभाव है । 
ह भावार्थ--ये जो वर्णंसे लेकर गुरास्थानपर्यन्त भाव कहे है, वे सिद्धान्तमे जीवके कहे 
हैं, सो व्यवहारनयसे कहे गये है, निश्वयनयसे तो जीवके नहीं है । क्योकि जीव तो परमार्थतः 
उपयोगस्वरूप है । जहाँ पहले व्यवहारनयको असत्यार्थ कहा था वहाँ ऐसा नही समझना कि 


१२६ समयसार 


मोहप्रत्ययकर्मनोकर्मवर्गवर्गणास्पद्धकाध्यात्मस्थानानु भागस्थानयोगस्थान बन्धस्था नो दयस्था न मार्ग - 
णास्थानस्थितिबंधस्थानसंक्लेशस्थानविशुद्धिस्थानसं यमलब्धिस्थानजी वस्थान गुणस्थाना न्यपि व्यव- 
_बहुवचन, व्यवहारिण.-प्रथमा बहु० कतूं विशेषण, मुष्यते-कर्मवाच्य क्रिया वर्तमान लटू अन्य पुरुष एक०, 
क्दिचितू-अव्यय अन्त. प्रथमा एक०, तथा-अव्यय, जीवे-सप्तमी एक०, कर्मणा-षप्टी एक०, नोकर्म णॉ- 
पष्ठी एक०, वर्ण-द्वि० ए०, जीवस्य-षष्ठी एकवचन, एप-प्रथमा एक०, जिने-तृतीया बहुवचन, व्यव- 
वह सवंथा ग्रसत्याथथ है, किन्तु कथंचित्‌ असत्याथ जानना । क्योकि जब एक द्रव्यको उसको 
भिन्न-भिन्न पर्यायोंसे भ्रभेदूप भ्रसाधारण गुणमात्रकों प्रधानरूपसे कहा जाय, तब परस्पर 
द्रव्योका निर्मित्तनैमित्तिक भाव तथा निमित्तसे हुए पर्याय ये सब गौण हो जाते है, वे एक 
ग्रभेदद्रव्यकी दृष्टिमे प्रतिभासित नहीं ह्वोते । इसलिये वे सब उस द्रव्यमें नही है, इस प्रकार 
कथंचित्‌ निषेध किया जाता है ।! जब यह देखा जाय कि ये उस द्रव्यमें है तो व्यग्हारनयसे 
यह जान सकते है, ऐसा नयविभाग है | यहाँ शुद्ध द्रव्यकोी हृष्टिसि कथन है, इसलिये ऐसा सिद्ध 
किया है कि ये सब भाव सिद्धान्तमें व्यवहारनयसे जीवके कहे है। यदि निमित्तनैमित्तिकभाव 
की दृष्टिसे देखा जाय तो वह व्यवहार कदाचित्‌ सत्यार्थ कहा जा सकता है | यदि सव्वेथा 
प्रसत्यार्थ ही कहें तो सब व्यवहारका लोप हो जायगा, श्लौर ऐसा होनेसे परमार्थका भो लोप 
हो जायगा । इसलिये जिनेन्द्रदेवका उपदेश स्याद्गादहप समभना हो सम्यग्ज्ञान है, सवंथा एकांत 
करना भिथ्यात्व है । 
प्रसंगविवरण--प्रनन्तरपूर्व प्रकरणमें यह बताते चले आ रहे है कि भसिद्धान्तमे व्यव- 
हारनयसे तो वर!दिक जीवके कहे गये हैं, किन्तु निश्चयसे जीवके नहीं है। सो यहाँ यह 
जिज्ञासा हुई कि फिर व्यवहार निश्चयका अ्रविरोधक कंस रहा ? इसके उत्तरमे ये तीन 
गाथायें कहो गई है। 
तथ्यप्रकाश-- (१) एक द्रव्यके द्रव्य गुण पर्यायमे दूसरे द्रव्यके द्रव्य गुण पर्यायका 
ग्रारोप किसी न किसी सम्बन्धके होनेके कारण हुआ करता है। (२) व्यवहारतः निर्णय यह 
है कि मार्गमे जाने ठहरने वाला धनिक मुसाफिर लुटेरों द्वारा लुट लिया जाता है सो उस 
मार्ममें ही न जाया जावे इस शिक्षाकों देनेके लिये यों ही कहा जाता है कि यह मार्ग लुटता 
है या यह मार्ग लुट लेता है। (३) निश्चयत: निर्णय यह है कि मार्ग तो उस ज॑गहके 
झ्राकाशप्रदेश है, क्या वह श्राकाशका हिस्सा (मार्ग) लुटता है या लूटता है ? न लुट सकता 
है, ने लूट सकता है । (४) व्यवहारत: निरणंय यह है कि जोवके साथ बन्धपर्यायसे अवस्थित 
कम नोकमंके वर्शाको देखते है सो तीथंप्रवृत्तिके लिये दृश्यमान नर, पशु श्रादिको जीव बताया 
जाता है जिससे यह प्रसिद्ध होता है कि वर्णादिक जीवके हैं। (५) निश्वयतः निर्णाय यह है 


जीवाजीवाधिकार १२७ 


हारतोहेद वानां प्रश्ञापेषि निश्चयतो नित्यमेवामूर्तस्वभावस्योपयोगगुरोनाधिकस्प जीवस्य 
सर्वाण्यपि न संति तादात्म्यलक्षणसंबंधाभावात्‌ ॥५५-५६-६०॥॥ 








हारत -पचम्या तसल्‌ अव्यय उक्त -प्रथमा एक० कृदत, गधरसस्पर्शरूपाणि-प्रथमा बहु०, देह -प्रथमा 
एक०, सस्थान-प्रथमा एक०, आदय -प्रथमा बहु०, ये-प्रथमा बहु०, सर्वे-प्रथमा बहु०, व्यवहारस्य-षप्ठी 
एक०, निश्चयद्रप्टार -प्रथमा ब०, व्यपदिशति-वि-अप दिशति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष बहु० ॥५८-६०॥ 
कि वर्णादिक तो पुदुगलके आश्रित है वे जीवके नही है । 

सिद्धान्त -- (१) एक जातिके पदार्थके भ्राधारमे ग्रन्य जातिके आधेय पदार्थका ग्रारोप 
करना आरोपक श्रसदृभूतव्यवहार है। (२) जिस विभाव पर्यायका जो उपादान है उसको 
उसमे हो बताना प्रयोजक व्यवहार है । 

हृष्टि-- १- एकजात्याधारे प्रन्यजात्याघधेयोपचारक व्यवहार (१४०) । २- अशुद्ध 
निश्चयनय, ग्रशुद्धपर्यायविषयी व्यवह्रनय (४७, ५२) । 

प्रयोग-- किसी भी उपचार कथनसे उसके प्रयोजनमात्रको जानकर श्रागे प्रगतिके 
लिये निश्चयनयका गब्राश्रय करके स्वंविकल्पातिक्रान्त श्रन्तस्तत्वकों प्रनुभवना चाहिये ॥५८५- 
४६-६५०१॥ 

यहाँ प्रण्न होता है कि वर्णादिके साथ जीवका तादात्म्य सम्बंध क्यो नही है ? उसका 

त्तर बहते है-- [ वर्ादयः | जो वर्ण प्रादिक है वे [संसारस्थानां जीवानां] संसारमे स्थित 

जोवोके [ततन्न भवे] उस भवमें [ भवन्ति ] होते है [संसारप्रमुक्तानां | किन्तु ससारसे छूट गए 
याने मुक्त हुए जीवोंके [खलु] निश्चयसे [ बर्र्पादियः केचित्‌| वर्णादिक कोई भी [न संति] 
नहीं है । इसलिये तादात्म्य सम्बंध भी नहीं है । 

तात्पयें-- केवल संसारदशामे देहादिमें वर्णादि होते है मुक्तदशामें नही होते, ग्रतः 
सदा न होनेस जीवका वर्णादिसे तादात्म्य सिद्ध नहों होता । 

टीकार्थ-- नो निश्चयसे सब अवस्थाओ्रोमे जिस स्वरूपसे व्याप्त हो और जिस स्वरूपकी 
व्याप्तिसि रहित न हो, उस वस्तुके साथ उन भाबोका तादात्म्य सम्बंध होता है। इसलिए 
सब ही ग्रवस्थाग्रोमे वर्णादिख्पसे व्याप्त हुए और वर्णादिककी व्याप्तिसे शून्य न हुए पुद्गल 
द्रव्यका वर्णादिक भावोंके साथ तादात्म्य सम्बन्ध है। शोर संसार-प्रवस्थामें कथंचित्‌ बर्ग्गादि 
स्वरूपसे हुए तथा वर्णादि स्वरूपकी व्याप्तिसे शूब्य न हुए जीवका मोक्ष अवस्थामे सवंथा 
वर्णादि स्वरूपकी व्याप्तिसे शुन्य होनेके कारण तथा वर्णादि स्बरूपसे व्याप्त न होनेके कारण 
वर्णादि भावोके साथ तादात्म्य सम्बन्ध किसी प्रकार भी नहीं है । 

भावार्थ--जो वस्तु जिन भाबोंसे सब अ्रवस्थाग्रोंमें व्याप्त हो उस वस्तुका उन भावों 





श्य्८ समयसार 


कुतो जीवस्य वर्रशादिभिः सह तादात्म्यलक्षणः सम्बन्धो नास्तीति चेतु--- 
तत्थभवे जीवाणं संसारत्याण होति वण्णादी । 


संसारपमुक्काणं श॒त्थि हु वण्णादओ केई ॥६१॥ 
संसारी जीबोंके, भवमें ही वर्ण श्रादि व्यवहृत है । 


॥॒ संसारप्रमुक्तोंके, नहिं वे वररर्णादि होते हैं ॥॥६१॥ 
तंत्र भवे जीवाना ससारस्थाना भवति वर्णादव. । ससारभमुक्ताना न सति खलू वर्णादय केचित्‌ ॥६१॥ 


यत्किल सर्वास्वप्यवस्थासु यदात्मकत्वेन व्याप्तं भवति यदात्मकत्वव्याप्तिशन्यं न भवति 
तस्य त॑: सह तादात्म्यलक्षण: सम्बन्धः स्थात्‌ । तत: सर्वाष्विपष्यवस्थासु वर्णाद्यात्मकत्वव्याप्तरय 





नामसंज्ञ -तेत्थ, भव, जीव, ससारत्थ, वष्णादि, संसारपसु॒क्क, ण, हु, व"णादि केई । धातुसंज्ञ-- 
समु-सर गतौ, द्वा गतिनिवृत्ती, हो सत्तायां, प-मुच त्यागे, अस सत्ताया। प्रातिपदिक तत्र, भव, जीव, 
संसारस्थ, वर्णादि, संसारप्रमुक्त, न, खलु, वर्णादि, केचित्‌ । मुलधातु- भ्रू सत्ताया, जीव प्राणधारणे, मुच 





के साथ तादात्म्य सम्बन्ध कहा जाता है | सो वर्णादिक तो पुदूगलकोी सब अवस्याओ्रोमे व्याप्त 
है श्रौर वर्शादिकका पुदूगलके साथ तादात्म्य है और जीवकी संसार -ग्रवस्थामे तो वर्गादिक 
किसी तरह कह सकते है, परन्तु मोक्ष अ्रवस्थामे स्वेधा ही नहीं। इसलिए जीवका वर्णादिक 
के साथ तादात्म्य सम्बन्ध नही है, ऐसा न्याय प्राप्त है । 

प्रसंगविवरण--अनन्तरपूर्व कथनमें बताया था कि वर्णादिक जीवके नहीं है, क्योकि 
वर्णादिकके साथ जीवका तादात्म्य नहीं है । सो अ्रब यहाँ प्रश्त होता है कि जीवका वर्र्णा- 
दिकके साथ तादात्म्य से किस कारणासे नहीं है उसके उत्तरमें यह गाथा कही है । 

तथ्यप्रकाश--- १“किसी भी एक पदार्थका तदात्म्य उसके साथ है जो उस पदार्थकी 
सब भ्रवस्थाग्रोंम रहे ही रहे । २--बर्णादिक पुद्गलमें सदा रहते ही है अ्त' वर्णादिक पुद्‌- 
गलके है । ३२--रागादिक पुदगलकर्मके विपाकका निमित्त होनेपर ही होता है, प्रुदृगलविपाक 
का निमित्त हुए बिना नहीं होता, तथा रागादिक कर्मंविपाकका ही प्रतिफलन है श्रतः रामा- 
दिक भी पौदृगलिक है। ४--यद्यपि संसारी जीवके साथ वर्णादिकका (पुदूगलका) संयोग 
सम्बध है तो भी संसारसे मुक्त हुए जीवोंमें तो वर्णादिकके संयोगसंबंधका भी अवकाश नही, 
ग्रत: वस्तुत: जीवके साथ ,वर्णादिकका तादात्म्य संबंध नही । 

सिद्धान्त--(१) त्रिकाल तादात्म्य वाले गुरासे हो वस्तुका सही परिचय होता है। 
(२) नैमित्तिकभावसे उपादानभूत द्रव्य श्रवस्थामें मलिन हो जाता है तथापि नैमित्तिकभावके 
साथ उपादानद्रव्यका तादाम्य नहीं है, उसका तो भ्रधिकारी नियंता उपाधिभूृत श्रन्य द्रव्य है । 

हृष्टि--(१) भ्रखण्ड परमशुद्ध निएचयनय व सभेद परमशुद्धनिश्चयनय (४४-४५) । 


जीवाजीवाधिकार १्२६ 


भवतो वरशा्यात्मकत्वव्याप्तिशन्यस्याभवतश्च पुद्गलस्य वर्शादिभिः सह तादात्म्यलक्षण: संबंध: 
स्थात्‌ । संसारावस्थायों कथंचिद्वर्णाद्यात्मकत्वव्याप्त्य भवतो वर्णाद्ात्मकत्वव्याप्तिशुन्यस्या- 
भवतश्चापि मोक्षावस्थायां सर्वथा वर्णाद्यात्मकत्वव्याप्तिशुन्यस्य भवतों वर्शाद्यात्मकत्वव्याप्त- 
स्थाभवतश्च जीवस्य वर्णादिभि: सह तादात्म्यलक्षण: सम्बन्धो न कथंचनापि स्थात्‌ ॥६१॥। 





प्रमोचने, स्‌ गतो । पदविवरण --तत्र-अव्यय । भवे-सप्तमी एक० | जीवाना-पष्ठी बहु० । ससारस्थाना- 
पष्ठी बहु० । भवन्ति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष बहुबचन । वर्णादय:-प्रथमा बहु० । ससारप्रमुक्तानां-षप्ठी 
बहुवचन | न-अव्यय । अस्ति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन । खलु-अव्यय । वर्णादय:-प्रथमा बहु० । 
केचित्‌-अव्यय अन्त: प्रथमा बहुवचन ॥॥६१॥। 


(२) उपाधिसापेक्ष अशुद्ध द्रव्याधिक नय व विविक्षितैकदेश शुद्धनिश्वयनय (२४-४८) । 

प्रयोग-- संसार भ्रवस्थामें संयोगसम्बद्ध शरीरके वर्णादिक देखकर संदेह नहीं करना, 
ग्रब भी संसार ग्रवस्थामें भी श्रपनेकों प्रमूतं ही निरखकर अबद्ध अस्पुष्ट चैतन्यस्वभावमय 
ग्रनुभवता चाहिये ॥६१॥ 

ग्रब जीवका वर्णादिकके साथ तादात्म्य ही है, ऐसा मिथ्या प्रभिप्राय करनेमें जो 
दोष है उसे भ्रगलों गाथामे कहते है:--[यदिह च] यदि तुम [इति मन्यसे] ऐसा मानोगे कि 
[एते सर्वे मावा:] ये वर्णादिक सब भाव [जोबा हि एव] जीव ही है [तु ते] तो तेरे मतमें 
[जोवस्य चर भ्रजीवस्य] जोव और अजीवका [कश्चित्‌] कोई [ विशेषः:]| भेद [नास्ति] 
नहीं रहता । 

तात्पर्य --अजीव तो वर्णादिमान ही है श्रौर श्रब जीवको भी वर्णादिमान मानोगे 
तो फिर जीव व अजीवमें कुछ फर्क न रहा । 

टीकार्थ--जसे वर्णादिक भाव श्रनुक्रमसे प्रगट होने (उपजने) वाली झौर छिपने (नाश 
होने) वाली उन उन व्यक्तियों (पर्यायों) के द्वारा पुदुगल द्रव्यको प्रन्वय रूप प्राप्त हुए पुद्गल 
द्रव्यके ही तादात्म्यस्वरूपको विस्तृत करते हैं, उसी प्रकार बर्णादिक भाव क्रमसे भावित 
ग्राविर्भावतिरोभाव वाली पर्यायोसे जीवके श्रन्वयको प्राप्त होते हुए जीवके वर्णादिकके साथ 
तादात्म्य स्वरूपको विस्तारते है ऐसा जिसका अभिप्राय है, उसके ग्रन्य शेष द्रव्योंसे श्रसाधा- 
रण वर्णादिस्वरूप जो पुदगल द्रव्यका लक्षण है उसको जीवका भ्रज्भीकार करनेसे जीव और 
पुद्गलमें ग्रविशेषका प्रसंग होगा । ऐसा होनेसे पुदगलसे भिन्न जीवद्रव्यका भ्रभाव हो जायगा 
तब जीव द्रव्यका ही प्रभाव हो जायगा । 

भावार्थ--जैसे वर्णादि पुदगलद्रव्यके साथ तादात्म्यस्वरूप है, उसी प्रकार जीवके 
साथ भी तादात्म्यस्वहूप हो जाय तो जीव व पुदुगलमें कुछ भी भेद न रहेगा, भ्रौर ऐसा 
हो जाय तो जीवका भी श्रभाव हो जायगा । यह महादोष किसीकों भी इंष्ट नहीं है । 


१३० समयसार 

जोवस्य वर्रादितादात्म्यदुरभिनिवेशे दोषश्चायं-- 
जीवो चेव हि एदे सब्बे भावात्ति मण्णुसे जदि हि। 
जीवस्साजीवस्स य णात्यि विसेसो दु दे कोई ॥६२॥ 


यदि ऐसा मानोगे, ये सब वर्रणादि जोब होते हैं । 


तो फिर भ्रन्तर न रहा, जोब श्ररु अजीब द्रव्योंमें ॥६२।॥। 
जीवश्चेव ह्यं ते सर्वे भावा इति मन्यसे यदि हि। जीवस्थाजीवस्य च नास्ति विशेपरतु ते कश्चित्‌ ॥६२॥ 


यथा वरणादियों भावाः क्रमेण भाविताविभवितिरोभावाभिस्ताभिस्ताभिव्य॑क्तिभि: पुद्‌ 
गलद्रव्यमनुगच्छंतः पुदूगलस्य वर्णादितादात्म्यं प्रथयंति । तथा वर्णादयों भाव!ः क्रमेण भावि 
ताविर्भावतिरोभावाभिस्ताभिस्ताभिव्यक्तिभिर्जीवमनुगच्छतो जीवस्य वर्णादितादात्म्यं प्रथयंतीति 
तामसंज्ञ- जीव, च, एवं. हि, एत, सब्ब, भाव, इत्ति, जदि, हि, जीव अजीब, य, ण, विसेस, दु, 

कोई । धातुसंज्ञ-मञ्न अवगमने, अस सत्ताया । प्रातिपदिक--जीव, च, एवं हि, एतत्‌, सर्व, भाव, इति, 
यदि, हि, जीव, अजीव, च, न, विशेष, तु, तत्‌, कश्चित्‌ । मूलधातु - जीव प्राणघारणे, मन ज्ञाने, शिष 
असवंपयोगे । पदविवरण जीव -प्रथमा एक०। च-अव्यय । एव-अव्यय । हिं-अव्यथ । एते-प्रथमा 
बहु० । सर्वे-प्रथमा बहु०। भावा -प्रथमा बहु० । इति-अत्यय । मन्यसे-वर्तमान लट मध्यम पुरुष एक० । 


प्रसंगविवरणश--प्रनन्तरपूर्व गाथामे बताया था कि जीवका वर्णादिकके साथ तादा- 
त्म्य संबंध किस कारणसे नहीं है, उस कारणके सुननेके बाद भी यदि कोई जीवका वर्णादिक 
के साथ तादात्म्य सम्बन्धका ही दुराग्रह करे तो कया दोष होता है उस दोप, आ्रापत्ति, विड- 
स्बनाका इस गाथामें कथन किया है | 

तथ्यप्रकाश-- (१) वर्णादिक भाव निरन्तर नवोन नवीन पर्यायोसे जिस द्रव्यमें 
ग्रन्वयरूपसे सतानरूपसे होते ही रहे उसके साथ वर्णादिकका तादात्म्य है वह है पुद्गलद्रव्य । 
(२) यदि वर्णादिक भावोकों उक्त प्रकारसे जीवमे अ्न्वित मान लिये जावें तो वह जीव नही 
रहा पुदूगल ही रहा, क्योंकि वर्णादिकसे व्याप्त पुद्गल ही होता । (३) जीव तो विशुद्ध 
चैतन्यचमत्कारमात्र है उसका प्रतिषेध किया ही नहीं जा सकता, इस कारण जीवको वर्णादि- 
व्याप्त माननेका दुराग्रह करनेमे विडम्बना व दोष होता है । 

सिद्धान्त--(१) जो भाव अपनी निरन्तर व्यक्तियोसे (पर्यायोस) सदा जिसमें अन्वित 
रहुता है उस भाबकी उस द्रव्यमे तन्मयता है। (२) एक द्रव्यके लक्षणको भ्रन्य द्रव्यमें स्वी- 
कार करनेपर दोनों ही द्रव्योंका श्रभाव हो जाता है, किन्तु संयोग सम्बन्ध दिखानेकों उप- 
चारसे कह दिया जाता हैं । 

हृष्टि-- १- परमशुद्ध निश्चयनय (४४-४५) । २- एकजातिद्रव्ये श्रन्यजातिगुणोप- 
चारक व्यवहार (१११) 


जीवाजीवाधिकार १३१ 


यस्पाभिनिवेशः तस्य शेषद्रव्यासाधारणस्य वर्णाद्यात्मकत्वस्थ पुद्गललक्षणस्य जीवेन स्वीकरणा- 
ज्जीवपुद्गलयोरविशेषप्रसक्तो सत्यां पुदुगलेभ्यों भिन्नस्य जीवद्रव्यस्थाभावा-्भवरत्येव जीवा- 
भाव: ॥६२।। 








अस्ति-वतंमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० । विशेष -प्रथमा एक० । तु-अव्यय । ते-पप्डी एकवचन । कश्चितू- 
अव्यय अन्त' प्रथमा एकवचन ॥।६२॥। 





प्रयोग--अपने झ्रात्मा व वर्णादिक भावोंकी बिल्कुल पृथक निरखकर अपने चैतन्य- 
चमत्कारमात्र स्वरूपमे उपयोगकों लीन करनेंका भावपोरुष करना चाहिये ॥६२॥। 

ग्रब॒ संसार-ग्रवस्थाम ही जीवका वर्णादिकसे तादात्म्य है, ऐसा ग्रभिप्राय होनेपर भी 
यही दोप आ्राता है, ऐसा कहते हैं--[भ्रथ] अब यदि [तब] तुम्हारे मतमें [ संसारस्थानां 
जीवानां| संसारमें स्थित जीवोके ही [वर्रादयः] वर्शादिक तादात्म्यस्वरूपसे |भवन्ति] हैं 
[तस्मात्‌ ] तो इसी कारण [संसारस्था: जीवा:] संसारमे स्थित जीव [रूपित्वं पश्रापन्ना: | 
रूपीपनेको प्राप्त हो गए | [एवं | ऐसा होनेपर [तथा लक्षपोन | पुदूगलके लक्षणके समान 
जीवका लक्षण होनेसे [मृढमते | हे मूढ बुद्धि [पुद्गलद्गव्य | पुद्गलद्रव्य ही [जीवः] जीव 
सिद्ध हुआ [च निर्वाण] और निर्वाणकों [उपगतोषि] प्राप्त हुआ भी [पुद्गलः| पुदूगल हो 
[जोवत्वं | जीवपनेको [प्राप्त:] प्राप्त हुआ । 

तात्पयं--संसारदशामे ही सही, जीवका लक्षण रूपी माननेपर वह पुदृगल कहलाया 
ओर निर्वाण होनेपर कहा जायगा कि पुदुगलका निर्वारश हुआ, पुदूगल ही जोव बन गया । 

टीकार्थ--जिसके मतमें संसार-प्रवस्थामें जीवका वर्गादि भावोंक्रे साथ तादात्म्य 
सम्बंध है, ऐसा अभिप्राय है, उसके संसार अवस्थाके समय वह जीव रूपित्व दशाकों अवश्य 
प्राप्त होता है । और रूपि.व किसी द्रव्यका श्रसाधारण (अन्य द्रव्योंसे प्रथक्‌ कराने वाला) 
लक्षण है । इस कारण रूपित्व लक्षण मात्रसे जो कुछ लक्ष्यमाण है वही जीव है भ्रौर रूपित्व 
से लक्ष्यमाण पुद्गलद्ग॒व्य हो है । इस प्रकार पुदुगलद्॒न्य ही स्वयं जीव सिद्ध होता है भ्रन्‍्य 
कोई नही । ऐसा होनेपर मोक्ष अ्रवस्थामें भो पुद्गलद्र॒व्य ही ग्राप जीव होता है | क्योंकि जो 
द्रव्य है, वह नित्य अपने लक्षणसे लक्षित है, वह सभी श्रवस्थाप्रोंमे अ्रविनाशस्वभाव है इस- 
लिये श्रनादिनिधन है, इस कारण पुदूगल ही जीव है, इससे भिन्न कोई जीव नहीं है । ऐसा 
होनेसे संसारदशामें ही जीवका वर्णादिके साथ तादात्म्य मानने वालेके मतमें भी पुदुगलोंसे 
भिन्न जीवद्रव्शका श्रभाव होनेसे जीवका अभाव ही सिद्ध हुआ । इसलिये यह निश्चित हुप्रा 
कि जो वर्णादिक भ्राव है, वे जीव नही है । 





१३२ समयसार 
संसारावस्थायासेव जीवस्य वरपदितादात्म्यमित्यभिनिवेशेप्ययमेष दोष:--- 
अह संसारत्थाणं जीवाणं तुज्म होंति वण्णादी । 
तम्हः संसारत्था जीवा रूवित्तमावरणा ॥६३॥ 
एवं पुग्गलद॒व्व॑ जीवो तहलक्खणेण मूढमदी । 
णिव्वाणमुवगदो वि य जीवत्तं पुरालो पत्तो ॥६४॥ (युगलं) 
यदि भमवस्थ जीवोंके, होते 4रादि भाव मानोगे । 
तो भवस्थ जोवोंके, रूपिपना प्राप्त हो जावेगा ॥६३॥।। 


ऐसे इस लक्षणसे, पुद्गलद्॒व्य ही जीव हो जाता । 


मोक्ष पाकर भि पुद्गल-के जीवपना प्रसक्त हुआ्ला ॥६४।॥ 
अथ संसारस्थाना जीवाना तव भत्रति वणदियः । तस्मात्ससारस्था जीवा रूपित्वमापन्ना' ॥६३॥ 
एवं पुद्गलद्रव्यं जीवस्तथालक्षणेन मूढमते । निर्वाणमुपगतोषि च जीवत्व पुदुगल: प्राप्त ॥६४॥ 
यस्य तु संसारावस्थायां जीवस्य वर्ादितादात्म्यमस्तीत्यभिनिवेशस्तस्य तदानी स 
जीवो रूपित्वमवश्यमवाप्नोति । रूपित्वं च शेषद्रव्यासाधारणां कस्यचिद्‌ द्रव्यस्यथ लक्षणमस्ति । 
ततो रूपित्वेन लक्ष्यमाणं यत्कितिद्धूवति स जीवो भवति । रूपित्वेन लक्ष्यमाणं पुद्गलद्रव्यमेष 


अपन क आ अली क व 


नामसंज्ञ-अह, ससारस्थ, जीव, तुम्हे, वष्णादि, त, संसारत्य, जीव, रूवित्त, आवण्ण, एव, पुग्गल- 
दव्व, जीव, तहलबखण, मुढ्वमाद, णिव्वाण, उपगद, वि, य, जीवत्त, पुग्गल, पत्त। धातुसंज्ञ-- हो सत्ताया 
जीव प्राणधारणे | प्रातिपदिक-- अथ, ससारस्थ, जीव, युप्मद्‌, वर्णादि, ततू, ससारस्थ, जीव, रूपित्व, 
आपन्न, एव, पुद्गलद्र॒व्य, जीव, तथालक्षण, मृढमति, निर्वाण, उपगत, अपि, च, जीवत्ब, पुद्गल, प्राप्त । 
मूलधातु--प्ठा गतिनिवृत्ती, जीव प्राणधारणे, लक्ष दश्शनाड्लूनयों', लक्ष आलोचने, प्र-आप्लू व्याप्तौ। 


भावार्थ - जो कोई वर्णादि भावोंसे जीवकी संसार अ्रवस्थामें भी तादात्म्य सम्बन्ध 
मानता है, उसके मतमें भी जीवका श्रभाव ही प्रसक्त होता है, क्योकि वर्णादिक तो मृतिमान 
द्रव्यके लक्षण है, ऐसा मूतिमान तो पुदुगलद्रव्य ही है, यदि वर्णादिक रूप जीव माना जाय, 
तब जीव भी पुद्गल ही ठहरेगा और जब जीव मुक्त होगा, दब वहां भो पुदूगल हो ठहरेगा, 
तब पुदूगलसे भिन्न तो जीव सिद्ध नहीं होगा । इस प्रकार जीवका प्रभाव बन बैंठेगा । इस- 
लिये वर्णादिक जीवके नही है, ऐसा ही निश्चय करना । 

प्रसंगविवरणश-- प्रनन्तरपूर्व. गाथामें कहा था कि जीवका वरशादिके साथ तादात्म्य 
माननेका दुराग्रह करनेपर जीव व पुदुगल दोनों द्रव्योंका अभाव हो जाएगा । इस चर्चापर 
यदि कोई यह माने कि जीवका संसार-अ्रवस्थामें ही वर्ग्पंदिके साथ तादात्म्य है तो ऐसा 
माननेपर क्या दोष ग्राता है उस दोषका इन दो गाथाग्रोंमें बर्शांन किया गया है । 











जीवाजीवाधिकार १३३ 


भवति । एवं पुद्गलद्रव्यमेव स्वयं जीवो भवति न पुनरितरः कतरोपि | तथा '्र सति मोक्षाव- 
स्थायामपि नित्यस्वलक्षणलक्षितस्य द्रव्यस्य सर्वास्वप्यवस्थास्वनपायित्वादनादिनिधनत्वेन पुद्‌- 
गलद्रव्यमेव स्वयं जीवों भवति न पुनरितरः कतरोतषि । तथा च सति तस्थापि पुदुगलेभ्यो 
भिन्नस्य जीवद्रव्यस्याभावात्‌ भवत्येवः जीवाभावः । एवमेतत्‌ स्थितं यद्वर्णादयों भावा न जीव 
इति॥६३-६४।। 





पदविवरण --अथ-अव्यय । ससारस्थाना-षप्ठी एक० । जीवाना-पण्टी बहु० । तब-पप्ठी एक० । भवति- 
वर्तमान अन्य पृरुष बहु० । वर्णादय -प्रथमा बहु०। तस्मात्‌-पंचमी एक०। ससारस्था:-प्रथमा बहु०। 
जीवा.-प्रथमा बह० । रूपित्व-ट्वितीया एक०। आपन्ना.-प्रथमा बहु० । एव-अबव्यय । पुद्गलद्रव्यं-प्र थमा 
एक० । जीव -प्रथमा एक० । तथालक्षणेन-तृतीया एक०। मूढमते-सबोधने एक० | निर्वाण-हद्वि० ए०। 
उपगत.-प्रथमा एक० | अपि-अव्यय । च-अव्यय । जीवत्वं-द्वि० ए०। पुदूगल.-प्रथमा एक० | प्र.प्त - 
प्रथमा एकवचन ।। ६३-६४ | 





तथ्यप्रकाश-- (१) जीवका संसारावस्थामें ही वर्णादिका तादात्म्य कोई माने तो 
संसार-भ्रवस्थामे तो जीवकों रूप। मानना ही पड़ेगा । (२) जिसे रूपो माना हो वह पुदूगल 
ही कहा जायगा यो संसारदशाम दुराग्रहीके मतमें जीव पुदुंगल ही रहा। (३) संसारदशामें 
जिसे (जीवको) पुदूगल माना तो श्रब यदि उसका निर्वाण माना जायगा तो अ्ररूपी होनेसे 
यही कहना पड़ेगा कि पुदंगल ही जीव बन गया। (४) ग्रथवा जो पुद्गल था वह शुद्ध हो 
गया तो यही कहना होगा कि पुदूगल शुद्ध हो गया, फिर तो कोषमें से जीवका नाम ही 
निकल जाना चाहिये | (५) जोवका वर्णादिके साथ किसी भी अवस्थामें तादात्म्य माना ही 
नहीं जा सकता । 

सिद्धान्त--( १) मात्र संयुक्तसमवेत सम्बन्धसे वरादिककों जीवके बतानेकी रूढ़ि है । 
(२) आझात्माकय चेतन्यस्वभावके ही. साथ शाश्वत तादात्म्य है । 

दृष्टि-- १- एकजातिद्रव्य श्रन्यजातिगुणोपचारक असदभूत व्यवहार (११२)। 
२-परमशुद्धनिश्चयनय (४४, ४५) । 

प्रयोग--अपने श्रापको इस समय भी अविकार चैतन्यमात्र स्वरूपमे निरखकर चैत- 
न्यमात्र अनुभवना जिसकी हृढ़ताके प्रतापसे श्रविकार पर्यायमय हो जाय ॥६३-६४॥। 

श्रागे इसी अ्र्थंकों विशेष रूपसे करते हैं--[एक चर] एकेन्द्रिय [दर | द्वीन्द्रिय [त्रोरिण 
ले] त्रोन्द्रिय [चत्वारि] चतुरिन्द्रिय [चर पड्चेन्द्रियारिग] श्रोर पंचेन्द्रिय [जोबा:] जोब तथा 
[बादरपर्याप्तेतरा: | वादर, सूक्ष्म, पर्यात्र, श्रपर्याप्ष ये सब जो जीव हैं वे [नामकमंरणः ] सब 
ऐसी ही ज्ञामकर्मको |प्रकृतयः | प्रकृतियां हैं [एतएलिः जे] इन प्रकृतियोसे हो [कररणभूतामिः] 


श्रे८ समयसार 


एक्क च दोण्णि तिण्णि य चत्तारि य पंच इंदिया जीवा । 
वादरपज्जत्तिदरा पयडीओ गामकम्मस्स ॥ ६४ ॥ 
एदाहि रे य णिव्वता जीवद्धाणाउ करणभूदाहिं । 
पयडीहि पुरालमईहिं ताहिं कहं भण्णदे जीवों ॥ ६६ ॥ (युग्मम) 
एक दो तीन जो पं-चेन्द्रिय बादर व सुक्ष्म पर्याप्ती । 
प्रन्य प्रपर्याप्त़ादिक, हैं ये नामकसंको प्रकृति ॥६५॥ 
पौद्गल कमंप्रकृतिसे, जीवस्थानादि थे रचित होते । 
किर इन पोद्गलभावों-को कैसे जीव कह सकते ॥॥६६॥ 
एक चद्ठे त्रीण (च चत्वारि च पंचेच्रियाणि जीवा. । वादरपर्याप्तेतरा. प्रकरतयों नामकर्मण: ॥६५॥ 
एताभिद्च निव्‌ त्तानि जीवस्थानानि करणभूताभि । प्रकृतिभि. पुद्गलमयीभिस्ताभि कथ भण्यते जीव । 
निश्चयतः कमंकरणयो रभिन्नत्वात्‌ यद्येन क्रियते तत्तदेवेति कुत्वा यथा कनकपत्र कन- 
केन क्रियमाणं कनकमेव न त्वन्यत्‌ । तथा जीवस्थानानि वादरपृद्षमैकेन्द्रियद्धित्रिचतु पंचेन्द्रिय- 
पर्याप्तापर्याप्तामिधानाभिः पुदुगलमयीभिः नामकमंप्रकृतिभि: क्रियमाणानि पुदूगल एव न तु 
जीव: । नामकमंप्रकृतोनां पुद्गलमयत्थ॑ चागमप्रसिद्धं हृश्यमानशरीराकारादिसूत्तेकार्यानुमेयं व । 





नामसंज्ञ-एक्क, च, दु, ति, य, चउ, पच, इदिय, जीव, वादरपज्जत्तिदर, पर्याड, णामकम्म, 
एत, य, णिव्वत्त, जीवद्राण, करणभूदा, पयडि, पृ्गलमई, ता, कथ, जीव | धातुसंज्ञ -पूर पालनपुर- 
णयो', गल खवणे, भण कथने | प्रातिपदिक--एक, च, द्वि, त्रि, च, चतुर्‌ च, पचन्‌, इन्द्रिय, जीव, बादर- 
पर्याप्तेतर, प्रकृति, नामकर्मनु, एतत्‌, निवु त्त जीवस्थान, करणभूत, प्रकृति, पुद्गलमयी, तत्‌, कथ, जीव । 
करणास्वरूप होकर [जोवस्थानानि] जीवसमास [निवृत्तानि] रचे गये है [ताभि:ः] उन 
[पुदगलमयीमिः ] पुदूगलमय [प्रकृतिनिः | प्रकृतियोसे रचे हुएको [जोवः | जोव [कथं] कैसे 
[मण्यते] कहा जा सकता है। 

तात्पर्य-- एकेन्द्रियादिक वादरादिक प्रकृतियोसि रच हुए जीवस्थानोंको निश्चयत: 
जीव कहा नही जा सकता । 

टीकार्थ--निश्चयनयसे कर्म ग्रोर करणमें अ्रभेदभाव होनेसे जो जिससे किया जाय 
बह वही है, ऐसा होनेपर जैसे सुवर्णाका पत्र सुवर्णसे किया हुआ सुबरणं ही है, भ्रन्य कुछ नही 
उसी प्रकार जीवस्थान वादर, सूक्ष्म, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रोन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पबरेन्द्रय, 
पर्याप्त, अपर्याप्त नामकी पुदुगलमयी नामकर्मकी प्रकृतियोसे किये गये होनेसे पुदरगल ही है, जीव 
नही है तथा नामकमंकी प्रकृतियोंकी पुदूगलमयता झ्रागममे प्रसिद्ध है भौर जो प्रत्यक्ष देखनेमे 


जीवाजीवाधिकार १३५ 


एवं गंधरसस्पशंरूपशरीरसंस्थानसंहननान्यपि पुदूगलमयनामकमंप्रकृतिनिवृ त्तत्वे सति तदब्यति- 
रेकाज्जीवस्थानरेवोक्तानि । ततो न वर्णादयो जीव इति निश्चयसिद्धान्तः । 
निव॑त्यंते येन यदत्न किचित्तदेव तत्स्यात्न कथंचनान्यत्‌ । 
रक्मेण निवु त्तमिहासिकोश पश्यंति रुक्मं न क्थंचनाथि ॥३८॥। 
 मूलधातु - निस्‌-ब॒तु वर्तने, परि-आप्लु व्याप्तौ, इदि परमैदवर्ये, भण गव्दार्थ । पदविवरण- एक-प्रथमा 
एक ० । ह्े-प्रथमा द्वि० । त्रीणि-प्रथमा बहु० | चत्वारि-प्रथमा बहु०। पच-प्रथमा बहु० । इन्द्रियाणि- 
प्रथमा बहु० । जीवा.-प्रथमा बहु० । वादरपर्याप्तेतरा -प्रथमा बहु०। प्रकृतय -प्रथमा ब० । नामकमंण:- 
षष्ठी एक० । एताभि -तृतीया बहु० स्त्रीलिग । निवु त्तानि-प्रथमा बहु०। जीवस्थानानि-प्रथमा बहु० । 


भ्राने वाले शरीर प्रादि मृतिकभाव है वे पुदूगल कर्मप्रकृतियोके कार्य होनेके कारण अनुमान 
प्रमाणसे भी सिद्ध है। इसी प्रकार गंध, रस, स्पर्श, रूप, शरीर, सस्थान, संहनन -ये भी 
नामकमंकी प्रकृतियों द्वारा किए गये होनेपर उस पुद्गलसे अ्रभेदरूप है इसी कारण जीवस्थानों 
की तरह इन्हे भी पुदुगलमय ही कहने चाहिएँ। इस कारगणा ये वर्णादिक जीव नही है, ऐसा 
निश्चयनयका सिद्धान्त है । 

यहाँ इसी अश्रथंका कलशरूप काव्य कहते है--निर्व॑त्यते इत्यादि । श्र्थ---जिस वस्तुसे 
जो पर्याय निष्पन्न होती है वह पर्याय उस वस्तुरूप ही है कुछ ग्रन्य वस्तु नही है । जैसे यहाँ 
सोनेसे रचे गये खड्गके (तलवारके) म्यानको लोग सोना ही देखते हैं, खडुगको तो सोनारूप 
किसी तरह भी नही देखते । 

भावार्थ --पुद्गलप्रकृतियोसे रचे गये वर्णादिक भाव पुदूगल ही हैं जीव नही हैं । 

ग्रब दूसरा काव्य कहते है--वर्खादि इत्यादि । श्र्थ--वर्णादिक गुणस्थानपर्यन्त सभी 
भावोकों एक पुदुगलका ही तिर्माण जानो जानो, इसलिये ये भाव पुदगल ही होवो प्रात्मा 
नही, क्योकि आत्मा तो विज्ञानघन है, ज्ञानका पिण्ड है, इस कारणा पुद्गलसे भ्रन्य है । 

प्रसंगविवरण--प्रनंतरपूर्व प्रकरणमें यह बताया गया था कि वर्णोदिक भाव पुद्गल- 
मय हैं जोवके स्वरूप नहीं, जीवके नहीं। ग्रब इसी तथ्यकी युक्तिपृवेक सिद्धिका इनदों गाथावों 
कथन है । 

तथ्यप्रकाश-- (१) निश्वयसे कर्तादिकी भांति कम व करणा भी श्रभिन्न होते है। 
(२) जो जिसके द्वारा किया जाय वह वही निश्चयसे है | (३) सुवराके द्वारा सुवर्णाभूषण जो 
भी बना वह सुवर्ण ही है, इसो भांति सर्वे पदार्थसि यही तथ्य है। (४) वादर, सूक्ष्म, एके- 
न्द्रिय, श्रादि, पर्याप्त, श्रपर्याप्त इत्यादि नामकी नामकमंप्रकृतियां पुदूगलमयी ही हैं उनके 
द्वारा वादर सुक्ष्म आदि भव बनते है सो ये वादर श्रादि भो पुद्गल हो है। (५) नामकर्म- 





१३६ समयसार 
वर्णादिसामग्रयमिदं विदंतु निर्माणमेकस्य हि पुद्गलस्य । 
ततोस्त्विदं पुदूगल एवं नात्मा यतः सर विज्ञानघनस्ततोन्य: ॥३६॥ ॥॥६५-६६॥। 
_ करणश्रूताभि -तृतीया बहु० । प्रकृतिभि -तृतीया बहु०। पुदूगलमय्रीभि -तृतीया बहु०। ताभि -प्रथमा 
बहु०। कथ॑-अव्यय । भष्यते-भावकमंप्रक्रिया कमंवाच्य वतंमान लट्‌ अन्य पुरुष एक०। जीव-प्रथमा 
एकवचन ॥ ६५-६६॥। 





प्रकृतियोंका कार्य शरीराकार श्रादि मृर्त है इससे जान जाता है कि नामकमंप्रकृतियाँ भी मूर्ते 
है, श्रचेतन है । (६) चेतन्यस्वभावके अतिरिक्त प्रन्य जितने भी भाव है, विभाव है वे सब 
प्रोपाधिक हैं, पौदगलिक है | (७) वस्तुतः वर्णादिक भाव जीव नही है । 

सिद्धान्त-- (१) निश्चयसे कर्ता कर्म करण ग्रादि कारक एक ही द्रव्यके होते है उन्हें 
भेद करके समभाया जाता है । (२) पुद्गलकरममका कार्य सब पौद्गलिक है । 

हृष्टि-- १-- कारकारक्भिदक सद्भूतव्यवहार (७३) । २-- श्रशुद्ध निश्चय- 
नय (४७-४७भ्र) । 

प्रयोग--प्रपनेकी पड्चेन्द्रियादि किसी भी पर्थायमात्र अनुभव नहीं करके इन समस्त 
द्रव्यभावपर्यायोसे पृथक चेतन्यमात्र अनुभव करनेका भावपौरुष करना ॥६५-६६॥ 

भ्रब॒ कहते है कि इस ज्ञानघन भप्रात्माके श्रतिरिक्त अन्य भावोंकों जीव कहना सो 
सब ही व्यवहारमात्र है--[यि| जो [पर्याप्तापर्याप्ता:] पर्याप्त, भ्रपर्याप्त [सुक्ष्मः थे वादरा] 
सूक्ष्म, वादर [ये चर एब] आदि जो [देहस्य ] देहकी [ जीवसंज्ञा:] जीवसंज्ञाएँ कही है वे सभी 
[सुत्रे | सूत्रमे [व्यवहारतः] व्यवहारनयसे [उक्ताः] कही गई है । 

तात्पयें--पर्याप्त, श्रपर्याप्त, वादर, सूक्ष्म श्रादि देहकी जोवसंज्ञाये व्यवहारनयसे कही 
गई है । 

टीकार्थ--वादर, सूक्ष्म, एकेन्द्रिय, हीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय, पर्याप्त, 
झ्पर्याप्त ऐसे शरीरकी संज्ञावोको सूत्रमे जीवसंज्ञा द्वारा जो कहा है वह परकोी प्रसिद्धिसे घृत 
के घड़ेकी तरह व्यवहार है । यह ब्यवहार ईपत्‌ प्रयोजनके लिये ही है । उसको दृष्टान्त द्वारा 
स्पष्ट कहते है--जैसे कोई पुरुष ऐसा था कि जिसने जन्मसे लेकर घीका ही घड़ा देखा था, 
घृतसे खाली भिन्न घट नही देखा, उसको समभानेके लिए ऐसा कहते है कि यह जो घृतका 
घट है, वह मिट्टीमय है, घ्रतमय नही है, ऐसे उस पुरुषके घटकी प्रसिद्धिसि समझाने वाला भी 
घृतका घट कहता है, ऐसा व्यवहार है । उसी प्रकार इस श्ज्ञानी प्राणीके श्रनादि संसारसे 
लेकर अशुद्ध जीव ही प्रसिद्ध है, शुद्ध जीवको नहीं जानता, उसको शुद्ध जीवका ज्ञान करानेके 
लिए ऐसा सूत्रमें कहा है कि जो यह वर्णादिमान्‌ जीव कहा जाता है, वह ज्ञानमय है, वर्णादि- 


जोवाजीवाधिकार १३७ 
शेषसन्यद्व्यवहा रसाश्न॑-- 
पज्जत्तापज्जत्ता जे सुहुमा वादरा य जे चेव । 
देहस्स जीवसण्णा सुत्ते ववहारदो उत्ता ॥६७॥ 
पर्याप्त श्रपर्याप्क, सुक्ष्म तथा बादरादि जो भि कही। 
देहकी जोवसंज्ञा, यह सब व्यवहारसे जानो ॥६७॥ 
पर्याप्तापर्याप्ता ये सूुट्षम वादराश्च ये चेव । देहस्य जीवसज्ञाः सूत्रे व्यवहारतः उक्ता:।। ६७ ॥। 
यत्किल वादरसुक्ष्म॑केन्द्रियद्वित्रिचतु:पंचेन्द्रियपर्याप्तापर्याप्ता इति शरीररय संज्ञाः सूत्रे 
जीवसंज्ञात्वेनोक्ता: अप्रयोजनाथ: परप्रसिदृध्या घृतघटवर्द्व्यवहार: । यथा हि कस्यचिदाजन्म- 
प्रसिद्धंकघ्ृतउुम्भस्य तदितरकुभानभिनज्ञस्य प्रबोधनाय यो5यं घृतकुंभ: स मृण्मयो न घ्त्तमय इति 








नामसंज्ञ- पज्जत्तापज्जत्त, ज, सुहम, वादर, य, ज, च, एव, देह, जीवसण्णा, सुत्त, ववहारदों 
उत्त । धातुसंज्ञ- दिंह वृद्धो, वच्च व्यक्तायां वाचि । प्रातिपदिक -पर्याप्तापर्याप्त, यत्‌, सू_्म, वादर, च, 


मय नही है । इस प्रकार उस शभज्ञानी प्राणीके वर्णादिमानु प्रसिद्ध है सो उस प्रसिद्धिसि जीव 
वर्णादिमान्‌ होनेका व्यवहार सूत्रमे किया है । 

प्रब इसी ग्र्थंका कलशरूप काव्य कहते हैं--श्रृतकुम्मा इत्यादि । श्रथें--यह घृतका 
कुम्म है, ऐसा कहनेपर भी जीव वर्णादिमान्‌ नही है, ज्ञानधन द्वी है । 

भावाथ-- जिसने पहले घटको मृत्तिकाका नहों जाना और घृतके भरे घटकों लोक 
घृतका घट कहते है ऐसा सुना, वहाँ उसने यही जाना कि घट घृतका हो कहा जाता है। 
उसको समभानेके लिए मृत्तिकाका घट जानने वाला मृत्तिकांका घट कहकर समभाता है । 
उसी प्रकार ज्ञानस्वरूप आ्रात्माको तो जिसने जाना नही और वर्णादिकके सम्बन्धरूप हो जीव 
को जाना, उसको समभानेके लिये कहा जाता है कि यह जो वर्णादिमान्‌ जीव है | सो वह 
ज्ञानघन है, वर्णादिमय नहीं है । 

प्रसंगविवरण-- अनन्तरपुर्व गाथामें बताया गया था कि वादर, गाक्ष्म, पर्याप्त, अ्प- 
याप्त ग्रादि सब पुदूगलमयी नामकमंप्रकृतियों द्वारा रची गई है, इस कारण वे सब पौदुगलिक 
हैं । इस चर्चापर एक प्रश्न होना प्राकृतिक है कि फिर श्रागममें पर्याप्त, भ्रपर्याप्त, वादर, 
सूक्ष्म श्रादि देहोमें जीवका व्यपदेश क्‍यों किया गया है । इसी प्रश्नका उत्तर इस गाथामें दिया 
गया है । 

तथ्यप्रकाश--(१) वादर, सूक्ष्म श्रादि शरीरकी सज्ञावोको जोवसंज्ञारूपसे प्रागममें 
कहनेका प्रथम प्रयोजन यह है कि साधारणा लोग जीवको समझ जावे श्रौर उनकी हिसासे 


१३८ समयसार 


तत्रसिदृध्या कुम्भे घृतकुम्भव्यवहारः तथ|स्याज्ञानिनो लोकस्यासंसारप्रसिद्धाशुद्धजीवस्य शुद्ध- 
जोीवानभिन्नस्य प्रबोधनाय यो5यं वर्णशादिमान्‌ जीवः स ज्ञानमयों न वर्णादिमय: इति तत्प्रसि- 
दृध्या जीवे वर्णादिमद्ब्यवहार: ॥॥६७॥ 
यत्‌, च, एव, देह, जीवसज्ञा, सूत्र, व्यवहारतः, उक्त । मूलधातु परि-आप्लू व्याप्ती, दिह उपचये, सूत्र 
वेष्टने, वि-अब हज हरणे, वच परिभाषणे। पदविवरण - पर्याप्तापर्याप्ता -प्रथमा बहु०। ये-प्रथमा 
बहु० । सूक्ष्मा-प्रथमा बहु०। च-अव्यय । ये-प्रथमा बहुण। च-अव्यय । एव-अव्यय । देहस्य-षष्ठी 
एक० । जीवसज्ञा-प्रथमा बहु० । सूत्रे-सप्तमी एक० । उक्ता.-प्रथमा बहुवचन क्ृ दन्‍्त ॥६७॥ 
बच जावें (२) बादर श्रादिको जीव कहनेका द्वितीय प्रयोजन यह है कि साधारण जनोंको 
यथार्थ जीव सममाते समय पहिले तो इन्हें जीव कहकर बताना ही पड़ेगा कि ये वस्तुतः जीव 
नही हैं। (३) वर्णादिक भाव पुदूगलाश्चित होनेसे ये कोइ भी भाव जीव नहीं हैं । 
सिद्धान्त--( १) देहोंकी जीवसज्ञा उपचारसे है। (२) जीव तो शुद्ध ज्ञायकस्वरूप है 
उसके वरादिक नहीं होते, वर्शादिक पोदृगलिक है । 
दृष्टि-- १- संश्लिष्टवविजात्युपचरित असदूभूतव्यवहार (१२५) | २- विवक्षितैकदेश- 
शुद्धनेश्वयनय (४८) । 
प्रयोग--वस्तुतः आत्माको देहसे अत्यन्त पृथक्‌ जानकर चेतन्यस्वभावमात्र श्रन्तस्तत्त्व 
में ज्ञातृत्वमय परमविश्राम करनेका पौरुष करना ॥६७॥। 
झब कहते है कि जेंसे वर्णादिकभाव जीव नहीं है, उसी प्रकार यह भो सिद्ध हुआ 
कि रागादिक भाव भी जीव नहीं है--[यानि इसानि] जो ये [गुरास्थानानि| गुरास्थान है वे 
[मोहनकसंराः उदयात्‌ तु] मोहकमंके उदयसे होते है ऐसे [वर्णितानि| स्वेज्ञके आगममे वर्णन 
किये गये है [तानि] वे [जोबाः] जीव [कर्थ॑] कंसे [मवन्ति | हो सकते है [यानि] जो कि 
[ नित्य] हमेशा [ श्रचेतनानि] ग्रतेतन [उक्तानि] कहे गये है । 
तात्पयं--उपयोगमे प्रतिफलित ये विकार मोहकमंके विपाक है, अचेतन है वे जीव 
कैसे हो सकते है। 
टीकार्थें--मिथ्याहृष्टि श्रादि गुणस्थान १दृगलरूप मोहकमंकी प्रकृतिके उद्यपूवंक होने 
से नित्य ही श्रचेतन है, क्योकि जैसा कारण होता है, उसीके अनुसार कार्य होता है । जैसे 
जी से जौ होते है, वे जो ही हैं, इस न्यायते वे पुदूगल ही है, जीव नही है | यहाँ गुणस्थानों 
की नित्य ग्रवेतनता आगमसे सिद्ध है और चैतन्यस्वभावसे व्याप्त आत्मासे भिन्नपनेसे वे गुण- 
स्थानादि भेदज्ञानो पुरुषोके द्वारा स्वयं उपलभ्यमान है, इस हेतुसे सिद्ध करना | प्रर्थात्‌ चैत- 
न्यमान्न आात्माके ग्नुभवसे ये बाह्य है, इसलिये अचेतन ही है। इसी प्रकार राग, द्वेष, मोह, 








जीवाजीवाधिकार १३६ 
एतदपि स्थितमेव यद्रागादयों मावा न जोबा इति-- 
मोहणुकम्मस्सुदया दु वण्णिया जे इमे गुणट्ठाणा । 
ति जीवा जे 
ते कह हवंति जीवा जे णिव्वमचेदणा उत्ता ॥६८॥ 
जो भि गुणस्थान कहे, होते सब मोहकमंके काररण । 
उन सब श्रचेतनोंको, फिर कंसे जीव कह सकते ।॥६८॥ 
मोहनकर्मण उदयात्तु वणितानि यानीमानि गुणस्थानानि, तानि कथ भवंति जीवा यानि नित्यमचेतनान्युक्तानि। 
मिथ्याहप्ट्यादीनि गुणस्थानानि हि. पौदगलिकमोहकर्मंप्रकतिविषाकपूर्वकत्वे सति 
नित्यमचेतनत्वात्‌ कारणानुविधायीनि कार्याणोतति कृत्वा यवपुर्वका यवा यवा एवेति न्याग्रेन पुदु- 
गल एवं न तु जीव: । गुरास्थानानां नित्यमचेतनत्वं चाग्रमाच्चैतन्यस्वभावव्याप्तस्यात्मनोतिरि- 
क्तत्वेन विवेच्क: स्वयमुपलभ्यमानत्वाच्च प्रसाध्यं । एवं रागद्वेषमोहप्रत्ययकर्मनोकमंवर्गेवर्गणा- 
स्पद्धंकाध्यात्मस्थानावुभागस्थानयोगस्थानबंधस्थ।नोद यस्थान मा गं गास्थान रिथितिबंध स्था न सं क्ले श- 





नामसंज्ञ - मोहेणकम्म, उदय, दु, वण्णिय, ज, इम, ग्रुणद्राण, त, कह, जीव, ज, णिच्चं, अचेदण, 
उत्त | धातुसंज्ञ- उद-अय गतौ, वण्ण वर्णने, हव सत्तायां | प्रातिपदिक-मोहनकमंनू, उदय, तु, वणित, 
प्रत्यय, कर्म, नोकमं, वर्ग, वर्गणा, स्तर्धक, अ्रध्यात्मस्थान, अनुभागस्थान, योगस्थान, बंधस्थान, 
उदयस्थान, मार्गणास्थान, स्थितिबधस्थान, संक्लेशस्थान, विशुद्धिस्थान, संयमलब्धिस्थान--ये 
सभी पुदूगलकमंपूवंक होनेसे नित्य अचेतन होनेके कारण पुदूगल ही है, जीव नही है, ऐसा 
स्वयं (भ्रपने आ्राप) सिद्ध हुआ, इसलिये रागादिक भाव जीव नही है, ऐसा सिद्ध हुआ्ना । 

भसावार्थ--पुदुगल कर्मके उदयका निमित्त पाकर हुए चैतन्यके विकार भी पुद्गल ही 
है, क्योकि शुद्ध द्रव्याधिकनयकी हृष्टिमे चेतन्य ग्रभेदरूप है श्रौर इसके परिणाम भी स्वाभा- 
विक शुद्ध ज्ञान दर्शन है । इस कारण परनिमित्तसे होने वाले विकार चेतन्यसरीखे दोखते है, 
तो भी चैतन्यकी सर्व अवस्थाप्रोमें व्यापक नही है । इसलिये वे स्वभाव चेतन्यशुन्य (जड़) है 
इस तरह जो जड़ है वह पुद्गल है, ऐसा निश्चय हुप्ना । 

यहाँ पूछते है कि यदि वर्ादिक्र और रागादिक जीव नहीं है तो जोब क्‍या है ? 
उसका उत्तररूप एइलोक कहते हैं--भ्रनाद्यनंत इत्यादि । श्रथें---अनादि अनन्त, ग्रचल, स्पष्ट 
स्वसंवेद्य चंतन्‍्य जो अत्यन्त प्रकाशमान हों रहा है, वह स्त्रयं ही जोव है। 
द ग्रब चेतनत्व ही जीवका लक्षण है ऐसा काव्य द्वारा कहते है--वर्र्पच्यिं: इत्यादि । 
भरथं--चूंकि वर्णादिसे सहित तथा वर्णादिसे रहित यों भ्रजीव पदार्थ दो प्रकारके हैं याने धर्म, 
प्रधमं, श्राकाश श्रौर काल--ये चार अ्रजीब तो वर्णादि भावसे रहित है भ्रौर पुदूगल वर्णादि- 


१४० सप्रययार 


स्थानविशुद्धिस्थानसंयमलब्धिस्थानान्यपि पुद्गलकर्मपुर्वंकत्वे सति नित्यमचेतनत्वात्पुदूगल एव 
न तु जोव इति स्वयमायातं । ततो रागादयों भावा न जीव इति सिद्ध । तहि को जीव इति 
चेत्‌ । श्रनाद्यनंतमचलं स्वसंवेद्यमिदं स्फुट ) जीव: स्वयं तु चेतन्यमुच्चंश्वकचकायते ॥४१॥ 
वर्णाय: सहितस्तथा विरहितो द्वेघास्त्यजीबो यतो । नामूत्तंत्वमुपास्य पश्यति जगज्जीवस्य तत्त्वं 
ततः । इत्यालोच्य विवेचकः समुचित नाव्याप्यतिव्यापि वा। व्यक्तं व्यंजितजीवतत्त्वमचलं 
यत्‌, इदम्‌, गुणस्थान, तत्‌, कर्थ, जीव, यत्‌, नित्यं, अचेतन, उक्त । मूलधातु-- मुह बैचित्ये, वर्ण वर्णने, भू 





सहित है, इसलिये अमू्तिकपनेको ग्रहण करके लोक जीवके यथ।थ॑स्वरूपको नहीं देख सकते 
क्योकि इसमे ग्रतिव्याप्ति दोष ग्राता है । वर्णादिकसे रागादिका भी ग्रहण होता, सो यदि 
रागादिकको जीवका लक्षण कहा जाय तो उनकी व्याप्ति पुदुगलस ही है, जीवकी सब अ्रब- 
स्थाप्रोम रागादिककी व्याप्ति नहीं, इसलिय ग्रव्याप्ति दोष आता है । इस प्रकार भेदज्ञानी 
पुरुषोंने परीक्षा कर ग्तिव्याप्ति, श्रव्याप्ति दोषसे रहित चेतनपना ही जीवका लक्षण कहा है 
वही ठीक है | उसीने जीवका यथाथ्थेस्वरूप प्रकट किया है । और वह जीव कभी चलाचल नही 
है, सदा मौजूद है । इसलिये जगत्‌ इसी लक्षणकों अ्वलम्बन करे, इसीसे यथार्थ जीवका ग्रहण 
होता है। 

! ऐसे लक्षणासे जीव तो प्रकट है तो भी श्रज्ञानो लोकोको इसका ग्रज्ञान किस तरह 

। रहता है ? उसको आाचार्य प्राश्वय॑ तथा खेदसहित कहते है--जीवाद इत्यादि । श्र्थ--इस 
प्रकार पू्वंकंथित लक्षण॒के कारण जीवसे अजीव भिन्न है। ज्ञानी जन उसे अपने झ्राप प्रकट 
उदय हुआ श्रनुभव करते हैं तो भी ग्रज्ञानो जनोके यह भ्रमर्यादित मोह (प्रज्ञान) प्रकट फैलता 
हुआ कैसे ग्रत्यन्त नृत्य करता है ? इसका हमको बडा ग्रचम्भा है तथा खेद है । 

अ्रब काव्य द्वारा कहते हैं कि मोह नृत्य करता है तो करे तो भी यह जीव ऐसा है- 
प्रस्मिन्‌ इत्यादि । श्र्थ--इस ग्रनादिकालीन बडे ग्रविवेकरूप नृत्यमे वर्णादिमान्‌ पुदूगल ही 
नृत्य करता है, ग्रन्य कोई नही है (भ्रविवेकनाटयमे पुद्गल हो अनेक प्रकार दीखता है, जीव 
तो अनेक प्रकार नहीं है) ओर यह जीव, रागादिक पुदूगल विकारोसे विलक्षण शुद्ध चैतन्यत्त्वा- 
युमय मूरति है । 
भावार्थ--रागादि चैतन्यविकारको देखकर ऐसा अ्म नहीं करना कि ये भी चैतन्य 

ही है, क्‍योंकि यदि ये चेतन्यकी सब अ्रवस्थाप्रोमें व्याप्त होकर रहें, तब तो ये चेतन्यके कहे 
जायेंगे, सो ऐसा नही है, मोक्षश्रवस्थामें इनका ग्रभाव है। तथा इनका श्रनुभत भी आ्लाकुलता- 
मय दुःखरूप है । चैतन्यका भ्रनुभव निराकुल है, सो चैत्तन्य ही जीवका स्वभाव जानना । 


जीवाजीवाधिकार १४६ 


चैतन्यमालंब्यतां ॥४२॥ जीवादजीवमिति लक्षणतों विभिन्‍न ज्ञानी जनोनुभवत्ति स्वयमुल्लसंतं । 
झज्ञानिनों निरवधिप्रविजुंभितोयं मोहस्तु तत्कथमहो बत नानटीति ॥४३॥ नानदयतां तथापि- 
प्रस्मिन्ननादिनि महत्यत्रिवेकनाट्ये वर्णादिमान्नटति पुदूगल एवं नान्‍य: । रागादिपुदृगलविकार- 
विरुद्धशुद्चेतन्यधातुमयमूर्तिरयं च जीवः ॥४४।॥ इत्थ ज्ञानक्रवचकलनापाटनं नाटपयित्वा जीवा- 


प्रथमा बहु० क्ृदन्त क्रिया । ये-प्रथमा बहु० । इमानि-प्रथमा बहु०। गरुणस्थानानि-प्रथमा वहु० | तानि- 
प्रथमा बहु० । कथं-अब्यय । भवति-बतंमान लट अन्य पुरुष बहु०) जीवा:-प्रथमा बह०। यानि-प्रधमा 





भ्रब ज्ञाता द्रव्यकी महिमा बताकर प्रथम अधिकारको पूर्ण करते है। उसका कलश 
रूप काव्य कहते हैं--इत्थं इत्यादि | श्रथें--.इस प्रकार ज्ञानरूप आरेको चलानेके बारघ्बार 
प्रभ्यासको नचाकर जीव और अजीब दोनों स्पष्ट रूपसे जब तक पृथक न हुए तब तक यह 
ज्ञाता द्रव्य आत्मा, प्रकट विकास रूप हुई प्रकट चैतन्यमात्र शक्तिसे विश्वको व्याप्त करके 
ग्रपने आप वेगके अतिशयसे प्रकाशमान हो गया। इस प्रकार जीव श्रौर अ्रजीव दोनों पृथक्‌ 
होकर निकल गये प्रर्थात्‌ रंगभूमिसे बाहर हो गये । 

भावार्थ--जीव अ्रजोब दोनोका श्रनादिकालीन संयोग है सो अ्ज्ञानसे दोनों एक 
दीखते है । जब साधकको लक्षगाभेद ज्ञात होता है तब भेदज्ञानके अभ्याससे सम्यर्दृष्टि होनेके 
बाद जब तक केवलज्ञान उत्पन्न नहीं होता, तब तक तो सर्वज्ञके श्रागमसे उत्पन्न हुए ध्रुतज्ञान 
से समस्त वस्तुश्रोंका सक्षेप तथा विस्तारसे परोक्ष ज्ञान होता है, उस ज्ञानस्वरूप ग्रात्माका जो 
प्रनुभव होता है, वही इसका प्रकट होता है । श्रोर जब घातिया कर्मोके नाशसे केवलज्ञान 
प्रकट हो जाता है, तब सब वस्तुओ्रोंको साक्षात्‌ प्रत्यक्ष जानता है। ऐसे ज्ञानस्वरूप शआ्रात्माका 
साक्षात्‌ अनुभव करता है | वही इसका स्वतः प्रकट होना है । यही तो जीव अजीवके पुथक्‌ 
होनेकी रीति है । 

प्रसंगविवरण --अनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि वादर, पर्याप्त ग्रादि देहको 
संज्ञावोंको जीवकी संज्ञाये श्रागममें व्यवहारसे बताई गईं | निश्चयसे ये सब कुछ भी जीवके 
नही है । इस विषयमे यह तो जल्दी समभमे गा जाता है कि वर्ण, रस, गध आ्रादिक पुदुगल 
के हो है जीवके नही, किन्तु यह समभ सुगम नही हो पाती कि जीवके विभावपरिणमन रागा- 
दिक भाव व संयमस्थान गुणस्थान भ्रादिक भाव भी पौदगलिक है। सो यहाँ इसी विषयकों 
स्पष्ट किया गया है । 

तथ्यप्रकाश--(१) प्रत्येक ग्रुणस्थान कमंप्रकृत्तेिविपाकका निमित्त पाकर होते है । 
(२) जो-जो गुणस्थानके काम है, ऐसे ही कर्मप्रकृतियोंके भ्रनुभाग हैं, यह तथ्य तब समभमें 
झांता है जब प्रत्येक गुणस्थानोंमे जो प्रात्मविकासकी कमी है उसपर ध्यान किया जाबे। 


१४२ समयसार 


जीवो स्फुटविघटन॑ नैत्र यावत्प्रयात: । विश्व व्याप्य प्रसभविकसद्व्यक्तचिन्माश्रशकत्या ज्ञोतृद्रव्यं 
स्वयमतिरसात्तावदुच्चेश्वकाशे ।।४५॥ इति जीवाजीवो पृथग्भूत्वा निष्क्रांती ॥६५॥ 


॥ इति श्रीमदर्मृतचंद्रसुरिविरचितायां समयसारबव्याख्यायामात्मस्यातौ 
जीवाजीवप्ररूपक: प्रथमो5डू: ॥१॥ 


बहु० । नित्य-अव्यय प्रथमा एक० । अचेतनानि-प्रथमा बहु० । उक्तानि-प्रथमा बहु० झृदन्‍्त क्रिया ॥६८॥ 





(३) कार्य सब कारणके श्रनुसार होते है, सो पुदुगलकमंविपाकके ये प्रतिफलनस्वरूप गुण- 
स्थान भी पुदूगल अथवा पोद्गलिक है । (४) चेतन वही है जो चेतनागुरणा व मात्र चेतना- 
गुणकी परिणति हो, सो चैतन्यस्वभावसे व्याप्त श्रात्मासे अन्य है ये गुणस्थान, राग, विशुद्धि- 
स्थान, संयमस्थान ग्रादि, भ्रतः ये सब अ्रचेतन है । (५) परमार्थत: जीव अ्रचल सनातन स्व- 
संवेच «५ चेतन्यस्वरूप ही है, क्योकि जो जोवमें निरन्तर एकरूप हो वही जीवस्वरूप है । 
(६)'परमार्थ श्रखण्ड श्रचल जीवस्वरूपको दृष्टिमें यह सारा जगजाल ऐसा लगता है कि यह 
सारा नाच पुदूगल ही कर रहा है। (७) परमार्थ जीव व शेष ग्रजीव भली-भाँति प्रृथक्‌-पृथक्‌ 
ज्ञात होते ही यह ज्ञाता भगवान ग्रात्मा चैतन्यमात्र शक्तिसे स्पष्ट प्रकाशमान होता है । 

सिद्धान्त--( १) पुदूगलकर्मोदयादिके निमित्तसे होने वाले विकार पौदगलिक है, 
प्रात्मा तो केवल चैतन्यचमत्कारमात्र है । (२) आत्मा शाश्वत चेतन्यस्वभावसे व्याप्त है, अतः 
झात्मा चेतन है । 

हृष्टि--- १० विवक्षितैकदेशशुद्धतिश्चयनय (४८), २- परमणुद्धनिश्वयनय (४४-४५) । 

प्रयोग--अपने परमार्थ सहज चैतन्यस्वरूपकों निरखते हुए उपयोगको भ्रन्तः विकारसे 
परभावोंसे बिल्कुल हटाकर चैतन्यस्वरूपमे लीन होनेका पौरुष करना ॥६५॥। 


॥ इति जीवाजीवाधिकार समाप्त: ।। 


कत्तु कर्माधिकार श्डरे 


अथ कर्तकर्माधिकार: 


भ्रथ जीवाजीवावेव कत्तु कर्मवेषेण प्रविशत: । 
एकः कर्ता चिदहमिह में कर्म कोपादयो5मी, इत्यज्ञानां शमयदभतः कत्तु कर्म प्रवृत्ति । 
ज्ञानज्योतिः स्फुरति परमोदात्तमत्यंतघीर साक्षात्कुवंन्निस्षषि प्ृथर्द्रव्यनिर्भासि विश्व ॥४६॥ 
जाव ण॒ वेदि विसेसंतरं तु आदासवाण दोक्लपि। 
अण्णाणी तावदु सो कोधादिस वट्रदे जीवो ॥६६॥ 
कोधादिसु वट्‌टतस्म तस्म कम्मस्स संचओ होदि । 
जीवस्सेवं बंधो भणिदों खल मब्बदरमीहिं ॥७०॥ (ुस्मं) 


जब तक न लखे ग्रन्तर, ग्रास्रव श्रात्मस्वरूप दोनोंमें । 

तब तक वह भ्रज्ञानी, क्रोधादिकमें लगा रहता ॥६६॥ 

ऋ्रोधादिकमें लगा जो, संचय उसके हि कर्मका होता । 

यों बन्ध जीवका हो, दर्शाया सर्वदर्शीनी ॥७०॥॥ 
यावन्न वेत्ति विशेषातर त्वात्मासख्रवयोहंयोरपषि । अज्ञानी तावत्स क्रोधादिष्रु बतंते जीव ॥६९॥ 
क्रोधादिषु वर्तमानस्थ तस्य कर्मण सचयों भवति । जीवस्येबं बधों भणित. खलु सर्वदर्शिभि. ॥७०॥ 
यथायमात्मा तादात्म्यसिद्धसम्बंधयोरात्मज्ञानयोरविशेषादभेदमपश्यन्तविशंकमात्मतया 
ज्ञाने वतंते तन्न॒वत्तंमानश्च ज्ञानक्रियायाः स्त्रभावभूतत्वेनाप्रतिपिद्धत्वाज्जानाति तथा संयोग- 





नामसंज्ञ-जाव, ण, विसेसतर, तु, आदासवाण, दु, पि, अण्णाणि, तावदु, त, क्रोधादि, जीव, 
क्रोधादि, बट त, त, कम्म, सचअ, जीव, एवं बंध, भणिद, खलु, सव्वदरिसि | धातुसंज्ञ--विद ज्ञाने, वत्त 


ग्रब जीव, श्रजीव दोनो कर्ता कर्मका वेप धारण करके प्रवेश करते है । (जैसे दो 
पुरुष आपसमें कोई स्वांग रचकर नृत्यके ग्रखाड़ेमे प्रवेश करते है, उसी प्रकार यहाँ अलंकार 
जानना । उस स्वांगको जो ज्ञान यथार्थ जान लेता है, उसकी महिमामे काव्य कहते हैं)-- 
एक: इत्यादि । भ्र्थ--इस लोकमें मै चैतन्यस्वरूप ग्रात्मा तो एक कर्ता हूं और ये क्रोधादिक 
भाव मेरे कर्म है, इस प्रकारकी कर्ता कर्मकी प्रवृत्तिकों शमन करती हुई ज्ञानज्योति स्फुरायमान 
होती है । जो ज्ञानज्योति उत्कृष्ट उदात्त है, किसीक्रे आाधीन नहीं है, अत्यत धीर है भर्थात्‌ 
किसी प्रकारसे झ्राकुलतारूप नही है, और दूसरेकी सहायताके बिना भिन्न-भिन्न द्रब्योंके प्रका- 





(डड समयसार 


सिद्धसंबंधयो रप्यात्मक्रोधाद्यास्वयो: स्वयमज्ञानेन विशेषमजानन्‌ यावदूभेदं न पश्यति तावदर्शं- 
कमात्मतया क्रोधादो वत्तंते । तन्र वत्तमानश्च क्रोधांदिक्रियाणां परभावभूतत्वात्प्रतिषिद्धत्वेषि 
स्वभावभूतत्वाध्यासात्क्रध्यति रज्यते मुह्यति चेति | तदत्र योयमात्मा स्वयमज्ञानभवने ज्ञान- 


बतेने, सम-चय पतनचयनयो-, हो सत्तायां, भण कथने, दरस दशनायां। प्रातिपदिक -यावत्‌, पि, विशे 
पान्तर, तु, आत्माखव, ह्वि, अपि अन्ञानिनू, तावत्‌, तत्‌, क्रोधादि, जीव, क्रोधादि, वतमान, तत्‌, कमनु, 


जप रकम उके जा. अनओन नाफजवमनरभाकल 


शित करनेका जिसका स्वभाव है, इसी कारण समस्त लोकालोकको साक्षात्‌ करतो है। 
भावार्थ--ज्ञानस्वरूप ग्रात्मा परद्रव्य तथा परभावोंके कर्ताकर्मपनेके ग्रज्ञानकों दूर कर स्वयं 
प्रकट प्रकाशमान होता है । 

ग्रागे कहते है कि यह जीव जब तक ग्रास्व और ग्रात्माके भेदको नहीं जानता तब 
तक भ्ज्ञानी हुआ ग्राखबोमें लीन होकर कर्मोका बंध करता है-- [जीवः] यह जीव [यावत्‌] 
जब तक [प्रात्माख़वयो: द्वयो: श्रषि तु] प्रात्मा और झाख्रव इन दोनोके [विशेषांतरं| भिन्न- 
भिन्न लक्षणको [न वेत्ति] नही जानता (ताबत्‌) तब तक (स श्रज्ञारी) वह प्रज्ञानी 
हुआ (क्रोधादिशु) क्रोधादिक आख्रवोंमें (ब्ंते) प्रवतंता है | (कऋ्रोधादिषु) क्रोधादिकोमे (बर्ते- 
मानस्य तस्य) वतंते हुए उसके (कमंराः) कर्मोका (संचयः: भवति) संचय होता है । (खलु) 
निश्चयतः (एवं) इस प्रकार (जीवस्य) जीवके (बंध:) कर्मोका बंध (सर्वदशिभिः) सर्वज्ञदवोने 
(भरिषतः) कहा है । 

तात्पयें-- स्वभाव व विभावमें भेदज्ञान न होनेके कारण श्ज्ञानी जीव विभागषमें 
निःशंक प्रवर्तता है, श्रतणव उसके कर्मोंका विकट बन्ध होता रहता है । 

टोकार्थ - जैसे यह आत्मा तादात्म्यसिद्ध सम्बन्ध वाले आत्मा और ज्ञानम भेद नहीं 
देखता हुआ ज्ञानमें नि:शंक होकर ग्रात्मरूपसे प्रवृत्त होता है । वहाँ प्रवतंन करने वालेके ज्ञान- 
क्रियारूप प्रवृत्ति स्‍्वभावभूत है, भ्रतः उसका निषेध नहीं है। इसलिये उस ज्ञानक्रियासे 
जानता है। ग्रर्थात्‌ जाननमात्र रूपसे परिणमन करता है, उसी प्रकार सयोगसिद्धसम्बन्धरूप 
प्रात्मा श्र क्रोधादिक आख़वमे भी अपने अज्ञानसे विशेष भेद न जानता हुआ जब तक उनके 
भेदको नहीं देखता तब तक निःशंक होकर क्रोधादिमें श्रात्मब्पसे प्रवृत्ति करता है । बहाँ 
प्रवृत्ति करते हुए उसके जो क्रोधादि क्रिया है वह परभावसे हुई है, इसलिये वे क्रोधादि प्रति 
षेघरूप हैं तो भी उनमें स्वभावका श्रध्यास होनेके कारण श्राप क्रोध, राग और मोहरूप परि- 
णमन करता है। अतः अपने अज्ञानभावसे परिशमन मात्र स्वभावजन्य उदासीन-जञाता-द्रष्टा 
मात्र श्रवस्थाका त्याग कर यह अज्ञानी जोब क्रोधादिव्यापाररूप परिणमन करता हुआ्ना प्रति- 
भासित होता है, इसलिये कर्मोंका कर्ता है। भ्रब यहाँ जो ज्ञानपरिणमनरूप प्रवर्तनेसे पृथक 


कतु कर्माधिकार १४५ 


भवनमात्रसहजोद।सीनावस्थात्यागेन व्यात्रियमारणः प्रतिभाति स कर्ता । यत्तु ज्ञानभवनव्याप्रि- 
यमारात्वेभ्यों भिन्‍न॑ क्रियमाणत्वेनांतरुत्प्लवमानं प्रतिभाति क्रोधादि तत्कमें । एबवमियमनादिर- 
ज्ञानजा कतुक्मंप्रवृत्ति। एवमस्यात्मन: स्वयमज्ञानात्कतु कमंभावेन क्रोधादिषु वर्तमानस्य 
संचय, जीव, एवं, बन्ध, खलु, सर्वेदशिन्‌। मूलधातु - विद ज्ञाने, ख्‌ गतौ, क्रध क्रोध दिवादि, दृतु व्तेने 
स-चित्र्‌ चयने स्वादि, भू सत्ताया, बंध बधने, भण शब्दार्थ , हृशिर्‌ प्रेक्षणे । पदबिवरण--यावत्‌-अव्यय । 
न-अव्यय । वेत्ति-वतंमान लट अन्य पुरुष एकवचन क्रिया। विशेषान्तर-द्वितीया एक० कर्मकारक । तु- 
अव्यय । आत्मास्रवयो-पष्ठी द्विवचन | अपि-अव्यय । अज्ञानी-प्रथमा एक०। तावत्‌-अव्यय । स.« 
प्रथमा एक० कतू विशेषण । क्रोधादिषु-सप्तमी बहुबचन । वर्तते-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० | जीव'- 


किये गये अन्तरंगप्रे उत्पन्न क्रोधादिक प्रतिभासित होते है, वे उस कतकि कम है । इस प्रकार 
यह अ्रनादिकालसे हुई इस ग्रात्माकी कर्ताकर्मंको प्रवृत्ति है। ऐसे अ्रज्ञानभावसे कर्ताकर्मभाव 
द्वारा क्रोधादिकोमें वतेमान इस जीवके क्रोधादिकको प्रवृत्तिहप परिणामकों निमित्तमात्र कर 
ग्रपने आप ही परिणमता हुआ पुदूगलमय कम संचित होता है । इस भाँति जीवके और पुदू- 
गलके परस्पर शअ्रवगाहलक्षण सम्बन्धस्वरूप बंध सिद्ध होता है। और प्रनेकात्मक होनेपर 
भी एकसतानपना होनेसे इतरेतराश्रयदोषरहित होता हुग्ना वह बंध कर्ता-कर्मकी प्रवृत्तिका 
निमित्त जो श्रज्ञान उसका निमित्त कारण है। 

भावा्थे--जैसे ज्ञानो श्रात्मा झपने आत्मा और ज्ञानकों एक जानकर अपने ज्ञानस्व- 
भावरूप परिणमन करता है उसी प्रकार ग्रज्ञानी जीव क्रोधादिक भाव व ग्रपने ग्रात्माकों एक 
जानकर क्रोधादिख्प परिणमन करता है सो ज्ञानमें और क्रोधादिकमें जब तक भेद नहीं 
जानता तब तक इसके कर्ताक्मंकी प्रवृत्ति है । क्रोधादिक्प परिणमन करता हुआ्ा आप तो 
कर्ता है और वे क्रोधादिक इसके कम हैं । भ्रनादि अज्ञानसे यों कर्ताकमंकी प्रवृत्ति है श्रौर 
कर्ताकर्मको प्रवृत्तिसे बन्ध है तथा बन्धके निमित्तसे ग्रज्ञान है। यो उसको संतान (परम्परा) 
है । ग्रतः इसमें इतरेतराश्रय दोष भी नहीं है । ऐसे जब तक आरात्मा क्रोधादिक कर्मका कर्ता 
होकर परिशमन करता है, तब तक कर्ताकमंकी प्रवृत्ति है और तभो तक कमंका बंध होता 


है । 





प्रसंगविवरसरत--पग्रनन्तरपूर्व स्थलमे जीव झ्ौर प्रजीवका निश्चयनयसे वर्णन करके 
दिखाया था कि ये परस्पर कतु कमंभावसे रहित है | ग्रब उसी कतृ कमभाव रहितपनेका विव- 
रण किया जाना प्रावश्यक है । इसके लिये प्रथम यह जानना ग्रावश्यक है कि प्रज्ञानदशामें 
स्वयं कत कर्मभावकी कैसी प्रवृत्ति होती है तब यह भी सुगमतासे ज्ञात हो जावेगा कि सम्य- 
ग्जञान होनेपर यह कतृ कमेंभाव यो सुगमतया दूर हो जाता है । सो यहाँ पहिले प्रज्ञानदशाके 


१४५९ समयसार 


तमेव क्रोधादिवृत्तिरूपं परिणाम निमित्तमान्नोकृत्य स्वयमेव परिणममान पौदुगलिक कर्म संचय- 
मुपयाति । एवं जीवपुदगलयो: परस्परावगाहलक्षणासम्बन्धात्मा बंब: सिद्ध्येत्‌ | सचानेकात्मकै- 
कसंतानत्वेन निरस्तेतरेतराश्रयदोप: कतु कर्म प्रवृत्तिनिमित्तस्पाज्ञानस्थ निर्मित्त ६६-७०॥ 


प्रथमा एकबचन कर्ता | कोधादिपु-सप्तमी एक० । वर्तेमानस्य-पष्ठी एक० । तस्य-पाठी एक ० । कर्मण:- 
' षष्ठी एक० । सचपर.-प्रथमा एक० । भवति-वतंमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० । जीवस्य-पष्टी एक०। एबं- 

अव्यय | बन्ध -प्रथमा एक० । भणित'-प्रथमा एकवचन क्रदन्त क्रिया । खलु-अव्यय । राव दशिमि -तृतीया 
 बहुवचन ॥| ६६-७० ॥ 


तथ्यकोी जाननेके लिये जीव और अजीवका कर्ताकर्मके वेशसे प्रवेश कराया गया है । 

तथ्यप्रकाश -- (१) ग्रज्ञानदशाम मूलमें कर्ताकर्मप्रवृत्तिको बुद्धि ऐसी रहती है कि मै 
समभदार तो करता हूं व इन क्रोचादिभावोको करता हु । (+) बाह्ममे कर्तात्मबुद्धि ऐसी 
रहतो है कि मैं इन घट-पट आदि पदार्थॉकों करता हू, पुश्रादिकों सुखी वररता हूं ग्रादि । (३) 

“+ बाहरी कितना भी विवेक व प्रयत्न करनेपर भी ज्ञान, वैराग्य व शान्ति तत्र तक नहीं 

बनती जब तक आत्मस्वरूप झ्लौर ग्रीपाधिक भावोमे स्व-परका अन्तर ज्ञात न हो जाय । (४) 
ग्रोपाधिक भाव पर है यह तब तक विदित नहीं होगा, जब तक ये विकार नंमित्तिक है यह 
कात न ही जाय । (५) विकारके नैमित्तिकपनेका ज्ञान स्वभावपरिचयके साथ श्रविताभावी 
है। (६) मैं अ्रविकारस्वरूप मात्र ज्ञाता हु थे विभाव कर्मविपाकके प्रतिफलनक जुडावसे है, 
ऐसा ज्ञान होनेपर ही कमरसमें उपयोग नही जुड़ता । 

सिद्धान्त-- (१) आ्रात्मा और अभ्राखवादिक। भेद ज्ञात न होनेसे जो उनमे एकत्वकी 
बुद्धि है वह मोह है । (२) क्रोधादिक प्राखवमे प्रवतंनका निमित्त पाकर कार्माणवर्गगाये कर्म - 
त्वहूप परिणत हो जाती है । 

हृष्टि-- १- संश्लिप्टवजातिविजात्युपचरित श्रसदूभूत व्यवहार (१२७) । २- उपाधि- 
सापेक्ष अग्य॒द्ध द्रव्याथिकनय (२४) । 

प्रयोग - कर्मविपाक्क प्रतिफलनस विलक्षण सहज आत्मस्वभावक्री निरखना व उसमें 
गुप्त होनेका पास्प करना ॥६६-७०॥ 

यहाँ प्रश्न होता है कि इस कर्ताकर्मकी प्रवृत्तिका अभाव किस कालमें होता है उसका 
उत्तर बहते है--[यदा] जिस समय [अनेन जीवेन | इस जीवके द्वारा | आलात्मनः] अपना 
[तथैव न) प्रोर [श्राख़वाणां] आख्रवोंका [विशेषांतर|] भिन्न लक्षण [ज्ञातं भवति] विदित हो 
जाता है [तदा तु] उसी समय [तस्थ] उसके [बंध: न] बंध नहों होता । 

तात्पयं--आत्मस्वभाव और झास्रव विकारमे जब ही भेद हढ़तासे हो जाता तब हो 


बल्ब 


-«55 + ४ 


बडीवजीब्सधिकार १४७ 
कदाएस्थाः कत कर्मप्रवृत्त निवृल्िरिति चेतु-- 
जइया इमेण जीवेण अपणों आमवाण य तहेव । 
श्र, ७. श्र + बंधो 
णादं होदि विसेसंतर तु तड़या ण बंधों से ॥७१॥ 
जब इस श्रात्मा द्वारा, श्राखव प्रात्मस्वरूपमे श्रन्तर । 
हो जाता ज्ञात तभो-से इसके बंध नह होता ॥७१॥ 
यदानेन जीवेनात्मम जाखसवाणा चवर्थत्र । ज्ञात भत्रति विशेषातर तु तदा न बधस्तस्य ॥७१॥ 
इह किले स्वभावमात्र वस्तु, स्वस्थ भवन तु स्वभाव:, तेन ज्ञानस्य भवन खल्वात्मा । 
क्रोधादेभवन क्रीधादि' | ब्रथ ज्ञानस्थ यद्भुवव तन्न क्रोचादेरपि भवन यतो यथा ज्ञानभबने 
शान भवहिभाव्यते न तथा क्रोधादिरति । यक्तु क्रोबादेमंवन तस्न ज्ञानस्थापि भवन यतो यथा 


नाससंज्ञ जद्या, 2 म, जीव, कषप्प , जासव ये, तहे, एव, णाद, विसेसतर, तु, नशा, ण, बंध, त ! 
घातुसंज्ञ आ-ाव खबण गता चे, जाण अववाधन, है सत्ताया वत्र बंधन । प्रततिषदिक -यदा, इंदस, 
जीव, आत्मत, आशब, च, तथा, एवं, शान, विशेषान्त र, तु, लदा, न, बन्ध, तत । मलदातु-- जीव प्राण- 
धघारणे, अत सानत्यगतां, ले गतों, ज्ञा जववोधता, भू सक्ताया, बर्प बचन्धने । पदविवरण यदा-अव्यय । 
बन्ध नहीं होता ! 

टोकार्थ - इस लोकम वस्तु अपने रवभावमात्र है ओर अपने भावका होना ही स्वभाव 
है, इसलिये सह सिद्ध हुआ कि ज्ञानका जो होना (परिणगमन) है वह तो झात्मा है. तथा 
क्रोधादिक्का जो होना (परिणमना) है वह क्रोाधादिक हैं । ऐसा होनेसे जो ज्ञानफा परिणमन 
है, वह क्रीवादिका परिणमन नहीं हैं, क्योकि जैसे ज्ञान होनेपर ज्ञान ही हुआ मालूम होता है 
वेसे क्रोधादिवा नहीं मालूम होते । जो क्रोीभादिकका परिणगन है, वह ज्ञानह्ा परिणमन नहीं 
है, वयोकि क्रोधादिक होनपर क्रोध!दिक हुए ही प्रतीत होते है, जान हुआ मालूम नहीं होता । 
इस प्रकार क्रोधादिक और ज्ञान इन दोनोंके निश्चयसे एदा्रस्तुपता नहीं है। गअ्रतः आत्मा 
ग्रौर श्रातनवोदा भेद देखनेस जिस समय यह झात्मा भेद जानता है, उस समय इसके अनादि- 
कालसे उत्पन्न हुई परमें कर्ताकर्मकी प्रवृत्ति निवृत्त हां जाती है | श्लीर उसकी निधृत्ति होनेपर 
प्रज्ञाकके निमित्तस होने बाला पुदुगलद्रब्य कर्मंका बन्ध भी निवृत्त हो जाता हैं |ऐसा होनेपर 
ज्ञानमात्रते ही बंधका निरोध सिद्ध होता है । भावा्थे-(क्रोधादिक और ज्ञान वृथक्‌-पृथक्‌ 
वस्तु है । ज्ञानमे क्रोघादिक नहीं है, क्रोधादिकमे ज्ञान नहीं है । इस प्रकार ज्ञानसे ही बंधका 
निरोध होता है) 

प्रसंगविबरण - अनन्तरपूर्व गाथायुगलमे बताया था कि श्रज्ञानसें जीवकी परभावमें 
कतुं कर्मप्रवृत्ति होती है श्ौर इस प्रवृत्तिसे कमंसचय होता है जो संसारक्लेशकी मूल है | इस 
97% ओत्म/८जाग) रू 9 है अर अडीर (कल अमान है|दोीतो हर | नियाव पाएंण 


> जे 7] न्‍ध्ो 


१्ड८ समयसार 


क्रोघादिभवने क्रोधादयों भवंतो विभाव्यंते न तथा ज्ञानमपि इत्यात्मनः क्रोधादीनां च न खल्वे- 
कवस्तुत्वं इत्येवमात्मात्मास्वयोविशेषदर्शनेन यदा भेद जानाति तदास्यानादिरप्यज्ञानजा कतु- 
क्मप्रवृत्तिनिवत्तंते तन्निवृत्तावज्ञाननिमित्तं पुदुगलद्रव्यकमंबंधोषि निबतंते । तथा सति ज्ञानमा- 
श्रादेव बधनिरोधः सिद्ृष्यत्‌ ॥॥७१॥ 

: अनेन-तृतीया एक० । जीवेन-तृतीया एकवचन । आत्मन -पप्ठी एक०। आखवबाण -पष्टी बहुवचन । च- 
अव्यय । तथा-अव्यय । एव-अव्यय । ज्ञान-प्रथमा एकवचन क्रदन्त क्रिया | भवति-वर्तमान लटू अन्य 
पुरुष एक० । विशेषान्तर-प्रथमा एक०। तु-अव्यय | तदा-अब्यय | न-अब्यय | बंध -प्रथमा एक०। 
तस्य-पप्ठी एकव्चन |। ७१ ॥। 
चर्चाकों सुनकर यह जाननेकी उत्सुकता होना प्राकृतिक है कि फिर जीवकोी इस कतृ कमं- 
प्रवृत्तिकी निवत्ति कब और कंसे होगी, इसी जिज्ञासाका इसमें समाधान किया गया है । 

तथ्यप्रकाश-- (१) वस्तुतः वस्तु स्वस्वभावमात्र है। (२) पौद्गलिक क्रोधप्रकृतिमें 
क्रोधविपाक होना उपादानतया परभाव है । (३) क्रोधप्रकृतिविपाकका निमित्त पाकर उपयोग 
मे प्रतिफलित क्रोध औपाधिक परभाव है। (४) यहाँ भावके परिचयसे स्व-परका निर्णय 
किया गया है। (५) ज्ञानभावमे क्रोधभाव नही है, क्रोधभावमे ज्ञानभाव नही है । (६) ज्ञान 
प्रात्मा है, क्रीध आाखब है | (७) आत्मा शौर ग्राखवमे एकत्वबुद्धि होना श्रज्ञान है। (८) 
ग्रपने आत्माको स्व और प्रास्नवक्रो पर जान लेना भेदज्ञान है । (६) आत्मा श्र आखवमे 
भेद जानकर ग्रात्माभिमुखताकी भावना सहित ग्रात्माका जानना ज्ञान है। (१०) ज्ञान होने 
पर ज्ञानकी स्थिरतादि माफिक कर्मबन्धका निरोध हो जाता है / 

. ससद्धान्त--(१)स्तु स्वस्वभावमात्र है। (२) पुदूगलकर्मका विपाक पुदूगल कर्ममे 
ही है। (३) कमविपाकके प्रतिफलनकी ग्रशुद्धता जोवमें है। (४) श्रात्माको कर्मासवमय 
समभता श्रज्ञान है । (५) आ्रात्माकों विभाव अआलवमय समभना भश्रज्ञान है । 

दृष्टि- १- शुद्धाय (४६) । २- अशुद्ध निश्चयनय (४७) । ३- उपाधिसापेक्ष 
ग्रशुद्ध द्रव्याधिकनय (२४) । ४- एकजातिद्रव्ये श्रन्यजातिपर्यायोपचारक गअसदभूत व्यवहार 
(११३) । ५- स्वजातिद्रव्ये स्वजातिपर्यायोपचारक प्रसदूभूत व्यवहार (११४८) । 

! प्रयोग-- अपनेकी सहज ज्ञानस्वभावमान्र निरखते हुए नंमित्तिक विकारोंकी उपेक्षा 

| करके अपनेको ज्ञानमात्र अनुभवनेका उद्यम करना ॥७१॥ 
अब पूछते है कि ज्ञानमात्रसे हो बंधका निरोध क॑से है ? उसका उत्तर कहते है--- 
[भ्राख्वारणां च] आखवोके | भ्रशुचित्व॑ं| प्रशुविपनेको [च विपरोतभावं] श्र विपरीतपनेका 
[चदुःखस्य कारणानि इति] तथा ये दुःखके कारण है, इस तथ्यको [ज्ञात्वा] जानकर 


के है ्ि 
जीवमनीबाधिका रः १४६ 


कर्थ ज्ञानसात्रादेव बंधनिरोध इति चेतु-- 
णादूण आसवाणं असुचित्तं च विवरीयभाव॑ च। 
दुक्‍्खस्स कारणं तिय तदो णियत्ति कुणदि जीवो ॥७२॥ 


प्रशुक्ति विपरीत श्राख्नव, दुखके कारण है जानकर ज्ञानी । 

करोधादि श्राल्रवोंसे, स्वयं सहज पृथक हो जाता ॥७२॥ 
जशात्वा आखवाणामशुचित्व च विपरीतभाव च। दु खस्य कारणानीति चर ततो निर्वात्त करोति जीव:। 
जले जंबालवत्कनुषत्वेनोपलभ्यमानत्वादशुचय: खल्वाख््रवाः भगवानात्मा तु नित्यमेबा- 
तिनिर्मलचिन्मात्रत्वेनो पलंभकत्बादत्यंतं शुचिरेव जडस्ब॒भावत्वे सति परचेत्यत्वादन्यस्वभावाः 
खल्वास्रवा: भगवानात्मा तु नित्यमेव विज्ञानघनस्वभावत्वे सति स्वय चेतकत्वादनन्यस्वभाव 
एवं । ग्राकुलत्वोत्पादकत्वाद दुःखस्य कारणानि खल्वासत्रवा: भगवानात्मा तु नित्यमेवानाकुल- 


नामसंज्ा--आखव, असुचित्त, च, विवरीयभाव, च, दुकव, कारण, इति, य, तदो, णियत्ति, जीव । 
धातुसंज्न आ-सव खवबणे गतौ, कुण करण । प्रातिपदिक -आख़व, अशुचित्व, च, विपरीतभाव, चर, दु.ख, 





'ब+ 


[जीव:] यह जीव [ततो निर्वुत्ति] उससे निवृत्ति [करोति] करता है । 

तात्पय -- झ्रास्वोकी मलिनता, विपरीतता व दुःखकारणताको जानकर यह जीव 
ध्रास्रवोंसे हट जाता है । 

टीकार्थ---जैसे जलमें सेवाल मलिन होनेसे जलको मेला दिखलाती है, उसी प्रकार ये 
झास्रव भी बलुषतासे प्राप्पमान है; भ्रतः मलिन है, किन्तु भगवान (ज्ञानस्वरूप) आ्रात्मा सदा 
पति निर्मेल चेतन्यमातन्रपनेसि उसका उपलभक है, इस कारण भ्त्यंत पवित्र ही है। ग्राखव 
जडस्वभाव होनेसे परसे जानने योग्य हैं श्रर्थात्‌ जो जड होता है, वह अपनेको तथा परको 
नही जानता, उसको दूसरा ही जानता है, भ्रत: आख़व अन्यस्वभाव है और श्रात्मा सदा ही 
विज्ञानधनस्वभाव है, इसलिये प्राप ज्ञाता है, ज्ञानसे श्रनन्यस्वभाव है । श्रासन॒व दु.खके कारण- 
भूत होनेसे ग्रात्माकों ग्राकुलताके उपजाने वाले है ओर भगवान्‌ झ्रात्मा सदा ही निराकुल स्व- 
भाव है, इस कारण किसीका न तो काये है और न किसीका कारणा है, इसलिये दुःखका 
कारणा ही नही है । इस प्रकार झात्मा और श्रास्रवोंका अ्रन्तर दिखनेसे जिस समय भेद जान 
लिया, उसी समय बहू इन क्रोधादिक भ्रास्रवोंसे निवृत्त हो जाता है । क्योंकि उनसे जब तक 
निवृत्त नहीं होता, तब तक उस श्लात्माके पारमाथिक सच्ची भेदज्ञानकी सिद्धि नहों होतो । 
इसलिये यह सिद्ध हुआ कि क्रोधादिक श्रात्नवोंकी निवृत्तिके प्रविनाभावी ज्ञानसे अज्ञानजन्य 
पौद्गलिक कमंबधका निरोध होता है । श्लोर क्‍या ? देखिये झ्रात्मा और आदख्रवका जो यह 


१५० समयसार 


त्वस्वभावेनाकारयकारणत्वाद्‌ दुःखस्थाकारणमेव । इत्येवं विशेषदर्शनेन यदेवायमात्माख्रवयोभर्भेदं 
जानाति तदैव क्रोधादिभ्य झाखत्रवे भ्यो निवतंते । तेभ्योडनिवर्तमानस्थ पारमाथिकत:उ्धेदज्ञाना- 
सिद्धे। ततः क्रोधाद्यासबनिवृत्यविनाभाविनो ज्ञानमात्रादेवाज्ञानस्य पौदूगलिकस्थ कमणों 
बंधनिरोधः सिद्धयेत्‌ । किच यदिदमात्मास्रवयोभेंदज्ञान तत्किमज्ञानं कि व। ज्ञान ? यदचज्ञानं 
तदा तदभेदज्ञानान्न तस्य विशेषः । ज्ञानं चेत्‌ किमाखवेपु श्रवृत्त कि वाखवेभ्यों निवृत्त ? ग्राख- 


कारण, इति, च, ततः, निवृत्ति, जीव | मूलधातु - ज्ञा अवबोधने, आ-सत्र, गतो, अ-शुच्य अभिपवे, नि-बृतु 
बारणे दिवादि, डुकृज करणे । पदविवरण--जश्ञात्वा-असमाप्तिकी क्रिया । आख़वाणा-पप्टी बहु० । अशु- 


भेदज्ञान है वह भ्रज्ञान है कि ज्ञान ? यदि अज्ञान है तो भ्राख़वसे अभेदज्ञान होनेसे उसका कोई 
ग्रन्तर न हुप्ना, तथा यदि वह ज्ञान है तो ग्राखवोमें प्रवृत्ति है या उनसे निवृत्तिरूप है ? 
यदि ग्राखवोमें प्रवत्तता है तो वह ज्ञान आखवोसे ग्रभेदरूप ग्रज्ञान ही है इससे भी कोई विशे- 
षता न हुई और यदि वह ज्ञान श्रास्रवोसे निवृत्तिरूप है तो ज्ञानसे ही बंधका निरोब क्‍यों नहीं 
' कह सकते ? सिद्ध हुआ ही कह सकते हे । ऐसा सिद्ध होनेपर भअज्ञानके अंश क्रियानयका 
खण्डन हुआ । तथा जो भ्रात्मा और ग्राख्रवोंका भेदज्ञान है वह भी आख़वोसे निवृत्त न हुग्रा 
तो वह ज्ञान ही नही है, ऐसा कहनेसे ज्ञानके अंशध्प ज्ञाननयक्ा निराकरण ह॒म्रा। 
भावार्थ--पअ्राख़व ग्रशुत्ि है, जड है, दुःखके कारण है, और गआात्मा पत्रित्र है, ज्ञाता 
है, सुख स्वरूप है । इस प्रकार दोनोंको लक्षणभेदसे भिन्‍न जानकर प्रात्मा श्रास्रवोंसे निवृत्त 
' द्ोता है और उसके कर्मका बंध नहीं होता । यदि ऐसा जाननेसे भी कोई निवृत्त न हो तो 
बह ज्ञान हो नहीं है, भ्ज्ञान ही हैं । प्रश्त--अविरतसम्गस्हश्कि मिथ्यात्व और ग्रनस्तानुबंषी 
प्रकृतियोंका तो आख्रव नहीं होता, परन्तु ग्रन्य प्रकृतियोंका तो श्राम्र व बन्ध होता है, वह 
ज्ञानी है या अज्ञानी ? समाधान--सम्यरह॒शिके प्रकृतियोंका जो बंध होता है, यह पभिप्राय- 
पूृवंक नही है, सम्यग्दृष्टि होनेके पश्चात्‌ परद्रव्यके स्वामित्वका ग्रभाव है । इस कारण जब 
तक इसके चारिश्रमोहका उदय है तब्र तक उसके उदयके अनुसार ग्राख्॒व बंध होते है, उसका 
स्वामित्व नही है । वह पअभिप्रायमे निवृत होना ही चाहता है, इसलिए ज्ञानी ही कहा जाता 
है। मिध्यात्वसम्बन्धी बन्ध ही श्रनंत समारका कारण है, यही यहाँ प्रधानतासे विवक्षित है। 
जो भ्रविरतादिकसे बन्ध होता है, बह भ्रल्पस्थिति अनुभागरूप है, दीर्घ संस।रका कारण नही 
है, इसलिए प्रधान नही गिना जाता । ज्ञान बंधका कारण नही है । जब तक ज्ञानमें मिथ्या- 
त्वका उदय था तब तक अज्ञान कहलाता था, मिथ्यात्व चले जानेके बाद भ्रज्ञान नही, ज्ञान 
ही है ! इसमें जो कुछ चारित्रमोह सम्बन्धी विकार है, उसका स्वामी ज्ञानी नही बनता; इसी 
कारण ज्ञानीके बंध नही है। विकार बन्धरूप है, वह बन्धकी पद्धतिमें है, ज्ञानकी पद्धतिमें 





4 
रह 


कतृ कर्माधिकार १५१ 


वेषु प्रवत्त चेत्तदपि तदभेवज्ञानान्‍न तस्य विशेष: । आखवेभ्यों निवृत्त चेत्तहि कथं न ज्ञानादेव 
बंधनिरोध: इति निरस्तोञज्ञानांशः क्रियानयः । यत्त्वात्माखवयोभेंदक्ञानमपि नास्रवेभ्यों निवृत्तं 








चित्वं-द्वितीया एकवचन । च-अच्यय । विपरीतभाव-ह्वितीया एक०। दुःखस्य-ष्प्ठी एक० । कारण॑- 
द्वितीया एकवचन अथवा उक्त तीनों प्रथमा विभक्ति एकवत्रन । इति-अव्यय । च-अव्यय । तत.-अज्यय 


नही है। 

ग्रब यही कलशरूप काव्यमें कहते हैं--'परपरिणति' इत्यादि । श्र्थं-परपरिणतिकों 
छोड़ता हुआ, भेदके कथनोंकोी तोड़ता हुआ्मा यह श्रखण्ड तथा अत्यन्त प्रचण्ड ज्ञान यहाँ उदित 
हुआ है | श्रहों ऐसे ज्ञानमें परद्रव्यविषयक तथा विकारविषयक कर्ताकर्मप्रवृत्तका अवकाश 
कैसे हो सकता है तथा पौद्गलिक कर्मबन्ध भी कैसे हो सकता है ? भावार्थ--कर्मबन्ध नो 
प्रज्ञाससे हुए कर्ताकर्मकी प्रवृत्तिति था। अरब जब भेदभावकों श्र परपरिणतिकों दूर कर 
एकाकार ज्ञान प्रवट हुआ तब भेदरूप कारककी प्रवृत्ति मिट गई, फिर कंसे बन्ध हो सकता 
है ? नहीं हो सकता । 

प्रसंगविवरण--ग्रनन्तरपूर्व गाथामें बताया गया था कि जिस समय आत्मा और 
ग्रास्वमे भेदज्ञान हो जाता है, तो ऐसे ज्ञानमाजसे उस समग्र बन्धका निरोध हो जाता है । 
सो यहां यह जिज्ञासा होना प्राकृतिक है कि ज्ञानमात्रसे ही बंधनिरोध कैसे हो जाता है, इस' 
जिज्ञासाका समाधान इस गाथामे दिया गया है । 

तथ्यप्रकाश-- १-आत्मा और झखवमें प/रमाथिक भेदज्ञान होनेपर ज्ञानीका उपयोग 
क्रोधादिक ग्राखबंसे हट जाता है । २- भ्राख़वोमें (रागादिक भावोमे) मलीनता होनेसे अप- 
विश्वता है, किन्तु भगवान आत्मामें सहज शुद्धश्रविकार निर्मल चेतना होनेसे परिपूर्ण पवित्रता 
है । २- भगवान आत्मा तो स्वयं ज्ञानघन होनेके कारण स्वय ज्ञाता होनेसे अनन्यस्व॒भाव है 
चेतन्यस्वभावमय है, किन्तु श्राज्नव जड़स्वभाव है और परके द्वारा (जीवके द्वारा) ज्ञेय है प्रतः 
प्रन्यस्वभाव है । ४- आख़व तो श्राकुलताके उत्तादक होनेसे दुःखके कारण है, किन्तु भगवान 
ग्रात्मा भ्रनाबु लस्वभाव होनेसे जाननके सित्राय अन्य कुछ कार्य नही करनेसे दू.खका ग्रकारण 
है। ५-आख्व और आत्मामे भेदज्ञान होना झाख़वनिवृत्तिका अविनाभावी है, अ्रतः ऐसे 
ज्ञानमात्रस अज्ञानजन्य पोदगलिक कर्मके बन्धका निरोध हो जाता है। ६-जहाँ परपरिणाति 
हट रही हो, भेदवादनही हो, प्रखंड ज्ञानस्वभाव उपयोगमें उदित हो वहाँ कर्ताऊमंप्रवृत्ति 
नहीं हो सकती और शभ्रत एवं पौदूगलिक कर्मबंब भी नहीं होता । 

सिद्धान्त--उपयोगकी आत्माके प्रत्ति अभिमुखता पौद्गलिक कमंबन्ध निरोधका 
निमित्त है । २-जीवक्रोध व प्जोवक्रोधमें भिन्न-भिन्न द्रव्याश्रपता है, उसमें सम्बन्ध मानना 


, *) हि 
3 +«४ ४) ३८ पा, ःीः ही 975९ है र्ज $। ५ (४ ५ हट ४) 
| २ ये हि |] 2 
॥ है| ही | प्र $ कहे भू ।%३ कहकर $. ७ है 0 6 क ] आओ): 
४ जि हे ० कि 





१५२ समयसार 


भ्वति तजज्ञानमेव न भवतीति ज्ञानांशो ज्ञाननयोपि निरस्तः | परपरणतिमुज्मत्‌ खंडयद्भेद- 


बादानिदमुदितमखंड ज्ञानमुच्चंडमुच्चेः। ननु कथमवकाशः कतुंकर्मंप्रवृत्तिरिह भवति कथं वा 
पौद्गलः कर्मबंधः ॥४७।॥। ॥॥७२॥। 





क्चर्म्या तसल्‌ । निवृत्ति-ह्ितीया एक० । करोति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एकबचन । जीवः-प्रथमा एक- 
वचन कर्ता ॥७२॥ हा 
उपचार है। 

हेष्टि-- १- शुद्धभावनायेक्ष शुद्ध द्रव्याथिकनय (२४ ब) । २- एकजातिपयपि प्रन्य- 
जातिपर्यायोपचारक श्रसद्भूत व्यवहार (१०७) । 

प्रयोग--विकार भावोंकों ग्रशुत्चि, विपरीत व दुःखकारणा जानकर उनसे उपेक्षा 
करके श्रपने पवित्र शान्तिधाम आत्मामें उपयोगकों रमानेका पौरुष करना ॥॥७२॥ 

प्रब जिज्ञासा होती है कि ग्राखवोंस किस तरह निवृत्ति होती है ? उसका उत्तररूप 
गाथा कहते है--ज्ञनी बिचारता है कि [खिलु] निश्वयतः [पझ्रह) मैं [एकः] एक हूं [शुद्धः] 
शुद्ध हूं [निर्ममत:] ममतारहित हूं. [ज्ञानवर्शनसमग्र:| ज्ञान दर्शनसे पूर्ण हूं [तस्मिन्‌ स्थितः] 
ऐसे स्वभावमें स्थित [तच्चित्त:] उसी चैतन्य ग्रनुभवमें लीन हुमा [एतानू] इन [सर्वानि] 
क्रोधादिक सब भ्राखवोको [क्षय] क्षयको [नयासि] प्राप्त कराता हूं । 

तात्पयं--अ्रपनेको एक शुद्ध भ्रविकार ज्ञानदशनघन निरखनेसे इसो स्वभावमें श्रात्मा 
लोन होता है और तब श्रात्नव दूर हो जाते हैं । 

टीकाय- यह मैं प्रात्मा प्रत्यक्ष अखंड, श्रनंत, चैतन्यमात्र ज्योतिस्वरूप, ग्रनादि, 
प्रनंत नित्य उदयरूप, विज्ञानधन स्वभाव रूपसे तो एक हूं श्रौर समस्त कर्ता, कम, करण, 
संप्रदान, प्रपादान, अ्रधिकरणएस्वरूप जो कारकोंका समूह उसकी प्रक्रियासे उत्तीर्ण याने दूरवर्ती 
निर्मेल चैतन्य भ्रनुभूति मात्ररूपसे शुद्ध हूं । तथा जिनका पुदुगलद्रव्य स्वामी है ऐसे क्रोधादि 
भावोंकी विश्वरूपता (समस्तरूपता) के स्वामित्वसे सदा ही नहीं परिणमनेके कारण उनसे 
ममतारहित हुं । तथा वस्तुका स्वभाव सामान्यविशेषस्वरूप है श्लौर चैतन्यमात्र तेज पुंज भी 
बस्तु है, इस कारण सामान्यविशेषस्वरूप जो ज्ञानदर्शन उनसे पूरा हुं । ऐसा आकाशादि द्रव्य 
की तरह परमाथेस्वरूप वस्तुविशेष हूं । इस कारण मैं इसी ग्रात्मस्वभावमें समस्त परद्रव्यसे 
प्रवृत्तिको निवृत्ति करके निश्चल स्थित हुग्ना समस्त परद्रव्यके निमित्तसे जो विशेषरूप चैतन्य 
में चंचल कल्लोलें होती थी, उनके निरोधसे इस चैतन्यस्वरूपकों ही अ्रनुभव करता हुम्ना प्रपने 
ही भज्ञानसे आत्मामें उत्पन्न होते हुए क्रीधादिक भावोंका क्षय करता हूं ऐसा प्रात्मामें 
निश्चय कर तथा जैसे बहुत कालका ग्रहणा किया जो जहाज था, उसे जिसने छोड़ दिया है, 





कतु कर्माधिकार १५३ 
केस विधिनायमालखवेभ्यो निवतं त इति चेत्‌-- 
अहमिक्को खलु सुद्ों शिम्ममय्रों गाणदंसणसमग्गो । 
तह्रि ठिद्यो तब्चित्तो सब्बे एए खयं णेमि॥ ७३ ॥ 
में एक शुद्ध केबल, निर्मेमत सुयुक्त ज्ञानदर्शनसे । 
इसमें लोन हुक भ्रब, प्रात्रव प्रक्षीण करता हूँ ॥७३॥ 
अहमेक: खलु शुद्ध. निर्ममत: ज्ञानदर्शनसमग्र' । तस्मिन्‌ स्थितस्तच्चित्त. सर्वानितान्‌ क्षय नयामि ॥७३॥ 
ग्रहमयमात्मा प्रत्यक्षमक्षुण्णमनंतं चिन्मात्र ज्योतिरनाद्यनंतनित्योदितविज्ञान घनस्वभाव- 
भावत्वादेक: । सकलकारकचक्रप्रक्रियोत्तीणंनिमंलानुभूतिमात्रत्वाच्छुद्ध: । पुदगलस्वामिकस्य 
क्रोधादिभाववैश्वरूपस्य स्वस्थ स्वामित्वेन नित्यमेवपरिणामनाजन्निमंमतः । चिन्मात्रस्य महसो 
वस्तुस्वभावत एवं सामान्यविशेषाभ्यां सकलत्वाद ज्ञानद्शनसमग्र: । गगनादिवत्यारमाथिको 
बस्तुविशेषोस्मि तदहमधुनास्मिन्नेवात्मनि निखिलपरद्रव्यप्रवृत्तिनिवृत्या निश्चलमवतिष्ठमान 








नामसंज्ञ- अम्ह, इक्क, खलु, सुद्ठ, णिम्ममअ णाणदसणसमग्ग, त, ठिअ, तच्चित्त, सब्व, एत, 
खय । धातुसंज्ञ-ट्वा गतिनिवृत्ती, विख क्षये, ने प्रापणे । प्रातिषदिक- अस्मद्‌, एक, खलु, शुद्ध, निर्ममत, 
ज्ञानदर्शनसमग्र, तत्‌, स्थित, तच्चित्त, स्व, एतत्‌, क्षय । मुलधातु-शुध शौच दिवादि अथवा शुन्ध शुद्धी 
भ्वादि, ष्ठा गतिनिवृत्ती, चिती सज्ञाने भ्वादि, चित सचतने चुरादि, क्षि क्षये, णीज प्रापणे भ्वादि | पद- 


अिनिनननीन लनिनानन न नया िनन-भन | >++-+-++-त+त््ेु 55 


ऐसे समुद्रके भंवरकी तरह शीघ्र ही दूर किये हैं समस्त विकल्‍प जिसने, ऐसा निविकल्प 
प्रचलित, निर्मल झात्माका भ्रवलंबन करता हुप्ना विज्ञानघनभूत यह प्रात्मा आखबोंसे निवृत्त 
होता है । 

भावार्थ--शुद्धनयसे ज्ञानीने श्रात्माका ऐसा निश्चय किया कि मैं एक हूं, शुद्ध हूं, 
परद्रव्यके प्रति ममतारहित हूं, ज्ञान दर्शनसे पूर्ण वस्तु हूं, सो जब ऐसे अपने स्वरूपमें स्थित 
होनेसे ज्ञानी उसीका ग्रनुभव रूप हो, तब क्रोधादिक आरास्रव क्षयको प्राप्त होते हैं । जैसे 
समुद्रकी भेवरने बहुत कालसे जहाजकों पकड़ रकखा था, पीछे किसी कालमे भंवर पलटती है 
तब वह जहाजको छोड़ देती है; उसी प्रकार प्रात्मा विकल्पोंकी भंवरकों उपशान्त करता हुम्ना 
ध्रास्वोंको छोड देता है । 

प्रसंगविवरण--अनन्तरपूर्व गाथामें यह बताया गया था कि ज्ञानमात्रसे ही बन्ध- 
निरोध होता है । सो इस सम्बन्धमें यह जिज्ञासा होना प्राकृतिक है कि वह विधि क्‍या है कि 
जिससे यह ज्ञाता ग्राख़रवोंस हट जावे | इसी जिज्ञासाका समाधान इस गाथामें है । 

तथ्यप्रकाश -- (१) प्रत्येक झ्रात्मा श्रपने श्राप सहज अखण्ड भ्रविनाशों चिन्मात्र 
ज्योतिस्वरूप है । (२) प्रत्येक भ्रात्मा सहज त्रिकाल ज्ञानघनस्वभाव है। (३) प्रत्येक भ्रात्मा 





१५४ समयसार 


सकलपरद्रव्यनिमित्तकविशेषचेतनचंचलकल्लोलनिरोधेनेममेव चेतयमानः स्वाज्ञानेनात्मन्युत्प्लव- 
मानानेतान्‌ भावानखिलानेव क्षययामीत्यात्मनि निश्चित्य चिरसंग्रहीतमुक्तपोतपात्र: समुद्रावत्ते 
इव भगित्येवोदांतसमस्तविकल्पो5कल्पितमचलितममलमात्मानमालंबमानो विज्ञानधनभूतः खल्व- 
यमात्माख्वेभ्यो निवत्तंते ॥७३॥। 

'बिबरण- अह-प्रथमा एक० कतूं विदेषण । घुद्ध -प्रथमा एक० कतृ विशेषण । निर्ममत'-प्रथमा एक० कतृं - 
विशेषण | ज्ञानद्शनसमग्र.-प्रथमा एक० | तस्पिनू-सप्तमी एक० । स्थित -प्रथमा एक० कतूं विशेषण । 
तच्चित्त--प्रथमा एक० कतूं विशेषण । सर्वाचु-द्वितीया वहुब बन । क्षेय-द्वितीया एक० । नयामि-वर्तमान 
लूट अन्य पुरुष ,एक० क्रिया ॥॥७३॥ 


सहज प्रविकार केवल चैतन्यानुभवमात्र है। (४) प्रत्येक झ्रात्मा औपाधिक भावोसे विविक्त 
सहज स्वसत्त्वमात्र है। (५) समस्त परद्रव्यभावोमे की प्रवृत्ति हटाकर पारमाथिक सहज 
चिद्ब्रह्ममे ठहरने वाला उपयोगमें ज्ञानघन हुग्रा ग्रात्मा आ्ाखबोंसे अलग हो जाता है । 

सिद्धान्त--- (१) भ्रात्मा सहज अखण्ड बिज्ज्योतिस्वरूप है | (२) आत्मा सहज 
विज्ञानघनस्वभाव है । (३)' ग्रात्मद्रव्य सहज स्वभत्त्वमांत्र हैं। (४) सहजयशुद्धात्मभावनाके 
प्रतापसे आख्रवनिरोध हो जाता है । ह | 

हृष्टि-- १- परमणुद्धनिश्वयनय (४४) । ६०“ भेदकल्पनानिरपेश्ष शुद्ध द्रव्याथिक- 
नय (२३) । ३- उत्पादव्ययगोणसत्ताग्राहक छझुद्ध द्रव्याथिकनय (२२) । ४- घुद्धभावना- 
सापेक्ष शुद्ध द्रव्याथिकनय (२४ब) । 

प्रयोग-- अरपनेकी अविकारस्वभाव चिन्मात्र केवल निरखकर अपनेम मग्न होनेका 
पोरुष करना ॥७३॥। 

आगे पूछते है कि ज्ञान होनेका और आखबोको निवृत्तिका समान काल कैसे है ? 
उसका उत्तररूप गाथा कहते हैं-- [एते] ये ग्राखव [जीवनिबद्धा:]) जीवके साथ निबद्ध हैं 
[अ्रध्नवा:] अध्रव है [तथा | तथा [श्रनित्या:] अनित्य है [च] और [भ्रशररणाः] अ्रशरण 
हैं [दःखानि] दुःखरूप है [च] झऔर [दुःखफला: | दुःखफल वाने है [इति ज्ञात्वा] ऐसा 
जानकर ज्ञानी पुरुष [तेभ्य:] उनसे [निवतंते] भ्रलग हो जाता है । 

तात्पयें---आखवोकी अ्रसारता जानकर ज्ञानी ग्राम्रवोसे हट जाता है । 

टीक्ार्थ--लाख झ्रौर वृक्ष इन दोनोंकी तरह बध्य घातक स्वभावरूप होनेसे भ्राख्रव 
जीवके साथ निबद्ध है, सो वे अ्रविरुद्धस्वभावपनेका अभाव होनेके कारणा श्रर्थात्‌ जीवगुणके 
घातकरूप विरुद्ध स्वभाव वाले होनेके कारण जीव ही नही है । आाख्रव तो मृगीके वेगकी तरह 
बढ़ने वाले व फिर घटने वाले होनेके वे कारण अप्न व है, किन्तु जोव चैतन्य भावमात्र है सो 


कतु कर्माधिकार १५५ 
कर्थ ज्ञानाजवनिवृत््यो: समकालत्वमिति चेतु-- 


जीवशिबवद्धा एए अघुव अशिच्चा तहां असरणा य। 
दुक्खा दुक्‍्खफलात्ति य णादण णिवत्तण तेहिं॥७४॥ 


प्रश्न व प्रनित्य श्रशररणण, उपाधिमव ये विचित्र दुःखमई । 

दुःखफल जानि शभ्रास्रव-से श्रब विनिवृत्त होता हूं ॥७४।॥ 
जावनिबद्धा एते अपश्नवा अनित्यास्तथा अभरणाश्च । दु खाति दु खफला इति च ज्ञात्वा निवर्त्तते तेभ्य: । 
;े जतुपादपवद्बध्यघातकस्व भावत्वाज्जीवनिबद्धा: खल्वाख़वाः, न पुनरविरुद्धस्वभावत्वा- 
भावाज्जीव एवं । श्रपस्माररयवद्ठद्धमानहीयमानत्वादल्न वा: खल्वास्रवाः ध्र्‌ वश्चिन्मात्रो जीव 
एवं । शीतदाहज्वरावेशवत्‌ क्रमेणोज्जुंभमाणत्वादनित्था: खल्वास्रवाः, नित्यो विज्ञानधनस्व- 
भावों जीव एवं । बोीजनिर्मोक्षक्षणक्षीयमाणदारुणस्मरसंस्कारवत्‌ त्रातुमशवयत्वादशरणा: 


नामसंज्ञ- जीवणिबड्ध, एत, अश्लव, अणिच्च, तहा, असरण, य, दुक्ख, दुक्खफल, इत्ति, य, त । 
धातुससंज्ञ- बंध बधने, जाण अवबोधने, नि-वत्त वलने। प्रातिपदिक- जीवनिबद्ध, एततू, अध्रुव, अनित्य, 
ध्रव है। आजस्नव तो शीतदाहज्वरके स्वभावकी तरह क्रमसे उत्पन्त होते है इसलिये अनित्य 
है भौर जीव विज्ञानघन स्वभात्र है इस कारणा नित्य है। आखब ग्रशरण है, जैसे काम सेवन 
में वीर्य छूटता है, उस समय श्रत्यंत कामका संस्कार क्षीण हो जाता है, क्सीसे नही रोका 
जाता, उसी प्रकार उदयकाल ग्रानेके बाद आंख्त्रव भाइ जाते है, रोके नहीं जा सकते, इसलिये 
प्रशरणा है, और जीव ग्रपनी स्वाभाविक चितृशबिति रूपसे आप ही रक्षारूप है. इसलिये 
शरणसहित है | भ्रास्व सदा ही झ्राकुलित स्वभावको लिये हुए है, इसलिये दुःखरूप है, शोर 
जीव सदा ही निराकुल स्वभाव रूप है, इस कारण गअदुःखरूप है। आाखब आगामी कालमें 
प्राकुलताके उत्पन्न कराने वाले पुदूगल परिणाममे कारण है, इसलिये वे दुःखफल स्वरूप हैं 
ग्रौर जीव समत्त ही पुद्मलपरिणामका कारण नहीं है इसलिये दु.ख फलस्वरूप नहीं है| 
ऐसा आख्वोका ओर जीवका भेदज्ञान होनेसे जिसके कमंका उदय शिथिल हो गया है ऐसा 
यह ग्रात्मा ज॑से दिशा बादलोकी रचनाके श्रभाव होनेसे निर्मेल हो जाती है उस भांति ग्रम- 
याँद विस्तृत तथा स्वभावसे ही प्रकाशमान हुई चिच्छक्ति रूपसे जैसा-जेसा विज्ञानघन स्व« 
भाव होता है वैसा वैसा प्राखवोसे निवृत्त होता जाता हे तथा जैसा जैसा आख्रवोसे निवृत्त 
होता जाता है वैसा वैसा विज्ञानघनस्वभाव होता जाता है । सो उतना विज्ञानघनस्वृभाव 
होता है जितना कि आज्रबोंसे सम्यक्‌ निवृत्त होता है। तथा उतना आखवोसे सम्यक्‌ निवृत्त 
होता है, जितना कि सम्यक विज्ञानघनस्वभाव होता है । इस प्रकार ज्ञान और ग्राख्रवकी 


१५६ समयसार 


खल्वाख्रवाः, सशरगाः स्वयं गुप्तः सहजचिच्छक्तिजीव एवं । नित्यमेवाकुलस्वभावत्वाद्‌ दुःखानि 
खल्वाख्रवाः, प्रदु:खं नित्यमेवानाकुलस्वभावों जीव एवं । आगयत्यामाकुलत्वोत्पादकस्य॑ पुद्गल- 
परिणामस्य हेतुत्वाद्‌ दुःखफलाः: खल्वालवा: अदुःखफल: सकलस्यापि पुद्गलपरिणामस्याहेतु- 
त्वाज्जीव एवं । इति विकल्पानंतरमेव शिथिलितकर्मविषकों विधटितघनौघघटनों दिगाभोग 
हव निरगगलप्रसरः सहजविजुम्भमाणचिच्छक्तितया यथा यथा विज्ञानधनस्बभावो भवति तथा 
तथाख्रवेभ्यो निवतंते । यथा यथाखवेभ्यश्च निवर्तते तथा तथा विज्ञानघनस्वभावों भवतीति । 
तावद्विज्ञानघनस्वभावों भवति यावत्सम्यगास्रवेभ्यों निवत्तंते । तावदाखवेभ्यश्च निवत्तंते याव- 


तथा, अशरण, च, दु.ख दु खफल, इति, च, तत्‌। मुलधातु जीव प्राणधारणे, नि-बन्ध बन्धने, श्र स्थैयें 
भ्वादि-प्रु भव गतिस्थैययो. तुदादि, नि-वृतु वर्तने भ्वादि। पदविवरण--जीवनिबद्धा -प्रथमा बहुवचन। 


_ निवृत्तिके समकालता है । 
भमाबाथं--आत्मस्वरूप और झ्औौपाधिक आंखवमें भेद जान लेनेके बाद जितना अंश 
जिस-जिस प्रकार झ्रास़वोसे निवत्त होता है उस-उस प्रकार उतना अंश विज्ञानघनस्वभाव 
होता जाता है । इस ही प्रक्रियामे तो गुशास्थान ऊँचे-ऊँचे होते जाते हैं। और जब समस्त 
प्राख़वोसे निवृत्त हो जाता है, तब सम्पूर्ण विज्ञानघनस्वभाव ग्ात्मा होता है। इस प्रकार 
झाखवकी निवृत्तिका श्रौर ज्ञानके होनेका एक काल जानना चाहिये । 
प्रसंगविवरण-- अनन्तरपुर्वे गाथामें यह संकेत दिया गया है कि ग्रात्मस्वभाव शअ्रथवा 
ध्रात्मा तथा झ्ाखवमें भेदज्ञान होनेपर ज्ञानघनभूत होता हुश्रा भ्रात्मा श्राल्वसे निवृत हो जाता 
है । सो जब इसी सम्बन्धमें यह जिज्ञासा हुई कि ज्ञान और श्राख्रवनिवृत्तिका काल वही एक 
धर्थात्‌ समा| कैसे है, इस जिज्ञासाका समाधान इस गाथामें दिया है । 
तथ्यप्रकाश-- १-जीवमें प्रतिफलित आख़व बध्यघातकस्वभाव होनेसे जोवनिबद्ध कह- 
लाते है, किन्तु जीवका स्वभाव मोदक है, घातक नहीं। २- गअ्तीव क्षणिकत्वकी (समय- 
समयमें नष्ट होनेकी) भ्रपेक्षासे भ्रास्तत्रको अन्न व कहा गया है, किन्तु जीव शाश्वत एकस्वरूप 
है । ३- छद्मस्थके श्रनुभवनकी श्रपेक्षा जात्या कुछ ठहरे रहनेपर भी वेगकी घटा बढ़ी होनेसे 
उतनी भी क्रमसे स्थिरता न होनेसे श्राख्नवको अनित्य कहा गया है, किन्तु जीवस्वभाव समान 
स्थिर है। ४- कोई भी विभाव होते ही दूसरे क्षण भी नही रह पाता है, नष्ट हो जाता है 
झतः आसं्रव अ्रशरण है, किन्तु जीव सदा स्वयं स्वयंमे है, अत: शरण है । ५-क्रोधादि भ्रास्रव 
का स्वरूप ही दुःखरूप है, जीवका स्वरूप श्रानन्दमय है । ६- ग्राख़बसे नये कम बंधते जिनके 
उदयसे भ्रागे भी दुःख मिलेगा श्रत: प्राख़व दुःखफल वाला है, किन्तु जोव आनन्दमय है उससे 
सर्व प्रानन्द ही प्रकट होगा । ७-जीवस्वभाव व झ्रास्नवमें यथार्थतया भेदविज्ञान होते ही 
उपयोगमें कमेरस हटता है श्रौर स्वभावका विकास होता है। ८- ज्ञानविकास व आाख़व- 


कतु कर्माधिकार १५७ 


त्सम्यग्विज्ञानघनस्वभावों भवतोति ज्ञानाखवनिवृत्त्योीः समकालत्वं । इत्येवं विरिच्रय्य संप्रति 
परद्रव्यान्निव्ति परां, स्वं विज्ञानघन स्वभावमभयादास्तिष्नुवानः परं | ग्रज्ञानोत्वितकतृ कमेकल- 
नात्‌ क्‍लेशान्तिवृत्तः स्वयं, ज्ञानीभूत इतश्चकास्ति जगतः साक्षो पुराण: पुमातच्‌ ॥४८॥॥ ।॥॥७४॥ 








एसे-प्रथमा बहु०। अश्नुवा--प्रथमा बहु० । अनित्या.-प्रथमा बहु०। तथा-अव्यय । अशरणाः:-प्रथमा 
बहु० । च-अव्यय । दु.खा -प्रथमा बहु० । दु.खफला:-प्रथमा बहु०। इति-अव्यय । ज्ञात्वा-असमाप्तिकी 
क्रिया कृदन्‍त । निवर्तते-वर्तमान लट अन्य पुरुष एकवचन क्रिया। तेम्य -पचमी बहुवचन ॥॥७४।॥। 





निवृत्ति इन दोनोमे परस्पर दोनो ओरसे साध्यसाधकभाव है । ६- ज्ञानविकास तब तक बढ़ता 
रहता है जब तक पूर्णों ग्रा्रवनिवृत्ति हो जाय । १०- प्राखबनिवृत्ति तब तक होती चली 
जाती है जब तक पूरा ज्ञानस्वभाव प्रकट हो जाय । 

सिद्धान्त-- १-क्रोधादि ग्रास्रव कमंविपाकोदय होनेपर जीवमे निबद्ध होनेसे जीवस्व- 
भावसे विरुद्धस्वभाव है। २- क्षणिक कमंविपाकोदय होने पर हुए जीवविभाव अ्रशरण है वे 
एक क्षणसे प्रधिक ठहर नहीं सकते । ३-भेदज्ञानातिशयसे कमंत्व क्षोण होता है । ४- कर्म- 
त्व विघटनसे आत्माकी स्वच्छताका प्रसार होता है । 

दृष्टि--- १- उपाधिसापेक्ष ग्रशुद्ध द्रव्याथिकनय (५३) । २- अशुद्ध सूध्मऋजुसूत्रनय 
नामक पर्यायाथिकनय (३४) । ३- शुद्धभावनापेक्ष शुद्ध द्रव्याथिकनय (२४ब) । ४- उपाध्य- 
भावापेक्ष शुद्ध द्रव्याधिकनय (२४ श्र) । 

प्रयोग--विषय कपायभावोंको प्रश्न व, ग्रशरण, दूःखरूप व दुख फल वाल निरख 
कर उनसे उपयोगमुख मोडकर ग्रविकार प्रात्मस्वरूपमे विश्राम करना चाहिये ॥७४।॥। 

ग्रब इसी ग्रथं तथा ग्रागेके कथनकी सूचनारूप काव्य कहते है--इत्येवं इत्यादि । 
झथ--पहले कही हुई रीतिस परद्रव्यसे उत्कृष्ट सब प्रकार निवृत्ति कर और विज्ञानघन स्व- 
भावरूप केवल अपने आ्रात्माको निःशंक आस्तिक्यभावरूप स्थिरीभूत करता हुम्रा अज्ञानसे हुई 
कर्ता-कमंको प्रवृत्तिके अभ्याससे हुए क्लेशोसे निवृत्त हुप्रा स्व ज्ञानस्वरूप होता हुआ जगतका 
साक्षी पुराण पुरुष (ग्रात्मा) प्रब यहाँसे प्रकाशमान होता है । 

यहाँ जिज्ञासा होती कि कोई श्रात्मा ज्ञानी हुआ यह कैसे पहचाना जा सकता है ? 
उसका उत्तररूप गाथा कहते हैः:--[यः | जो [प्रात्मा] जीव [एनं] इस [ कमंरणः परिरताम 
लव] करके परिणामकों [च तथैव ] और उसी भांति [नोकसंणः परिणाम] नोकमंके परि- 
णामको [न करोति] नहीं करता है, परंतु [जानाति] जानता है [सः] वह [ज्ञानी ] ज्ञानो 
[मवति | है । 

टीकार्थ--वस्तुत: आत्मा मोह, राग, द्वेष, सुख-दुःख आदि स्वरूपसे श्रन्तरंगमें उत्पन्न 


श्श्८ समयसार 
कथमात्मा ज्ञानोमृतो लक्ष्यत इति चेतु-- 
कम्मस्स य परिणाम शोकम्मस्स य तहेव परिणाम । 
णु करेंह एयमाद। जो जाणदि सो हवदि णाणी ॥७५॥ 
कर्म तथा नोकर्मों-के परिणामकों जोब नहिं करता । 

यों सत्य सानता जो, बहू सम्यग्हष्टि ही ज्ञानी ॥७५॥ 
कर्मणश्च परिणाम नोकमंणब्च तथंव परिणाम । न करोत्येनमात्मा यो जानाति स भवति ज्ञानी ॥७५॥. 
यः खलु मोहरागद्वेषसुखदुःखादिरूपेणांतरुत्प्लवमानं कर्मणाः परिणाम स्पशरसगंधवर्ण- 
शब्दबंधसंस्थनस्थोल्यसोक्ष्म्यादिरूपेण बहिरुत्प्जवमानं नोकमंणः परिणाम च समस्तमपि पर- 
मार्थतः पुदुगलपरिणामपुदुगलयोरेव घटमृत्तिकयोरिव व्याप्यव्यापक्भावसद्धावत्युदू गलद्रव्येण 
कर्ता स्वतंत्रव्यापकेन स्वयं व्याप्यमानत्वात्कमंत्रेन क्रियमारणं पुदूगलपरिणामात्मनोध॑टक्‌भका- 
रयोरिव व्याप्यव्यापकभावाभावात्‌ कतृ कर्मत्वासिद्धों न नाम करोत्यात्मा । क्रितु परमार्थत: 
.. नामसंज्ञ-कम्म, य, परिणाम, णोकम्म य, तह, एवं, परिणाम, ण, एय, अत्त, ज, ते, णाणि । 
धातुसंज्ञ कर करणे, जाण अवबोधने, हव सत्ताया। प्रातिपदिक -कर्मतनू, चे, परिणाम, नोकर्मनू, च, 
होने वाले कमंके. परिणामकों और स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, बंध, संस्थान, स्थौल्य, सूक्ष्म 
ग्रादि रूपसे बाहर उत्पन्न होने वाले नोकर्मके परिणामकों नहीं करता है, किन्तु उनके परिण- 
मनोंके ज्ञानहप्से परिणाममान अपनेको हो जानता है, ऐसा जो जानता है वह ज्ञानों है । 
इसका विवरण इस प्रकार है-ये मोहादिक वे स्पर्शादिक परिणाम परमार्थतः पुदू- 
गलके ही है। सो ज॑ंसे घड़ेके श्लौर मिट्टीके व्याप्य-व्यापकभावक्ते सद्भावसे कर्ता कर्म- 
पना है, उसी प्रकार वे पुदुगलद्रव्यसे स्वतंत्र व्यापक कर्ता होकर किये गये है और वे श्राप 
अंतरंग व्याप्य रूप होकर व्याप्त है, इस कारण पुदुगलके कर्म है। परतु पुदगलपरिगाम और 
प्रात्माका घट और कुम्हारकी तरह व्याप्पव्यापक्र रूप नहीं है, इसलिये कर्ताकर्मत्वकी अ्रसिद्धि 
है । इसी कारण कर्म व नोकमंके परिणामको झ्रात्मा नहीं करता । किल्तु परमार्थसे पुदगल- 
परिणाम विषयक ज्ञानका और पुदूगलका घट औ्रौर कुम्हारकी तरह व्याप्यव्यापक भावका 
प्रभाव है, भ्रतः उन दोनोमे कर्ता-कमेत्वकी सिद्धि न होनेपर आत्मपरिणशामके श्नौर गआ्रात्माके 
घट मृतिकाकी तरह व्याप्यव्यापक भावके सदुभावसे प्रात्मद्रव्य कर्ताने झाप स्वतंत्र व्यापक 
होकर ज्ञाननामक कर्म किया है, इसलिये वह ज्ञान ग्राप ही आत्मासे व्याप्यरूप होकर कर्मछप 
हुआ है, इसी कारण पुदूगल परिणामविषयक ज्ञानकों कर्म (कर्मकारक) रूपसे करते हुए 
ग्रात्मकोी आप जानता है, ऐसा आत्मा पुदृगलपरिणामरूप कम नोकमंसे ग्रत्यंत भिन्‍न ज्ञान- 


कतु कर्माधिकार १५६ 


'पुदूगलपरिणामज्ञानपुद्गलयोघंटक्‌ूभका रवदृव्याप्यव्यापकभावाभावात्‌ कतू कमेत्वासिद्धावात्मपरि- 
णामात्मनोर्षटमृत्तिकयोरिव व्याप्यव्यापकभावसद्धावादात्मद्रव्येण कर्ता स्वतंत्रव्यापकेत स्वयं 
व्याप्यमानत्वात्पुदूगलपरिणामज्ञानं कर्मत्वेन कुवेन्तमात्मान जानाति सोत्यंतविविक्तज्ञनीभूतो 
ज्ञानी स्यात्‌ । न चैवं ज्ञातुः पुद्गलपरिणामो व्याप्यः पद्गलात्मनोजेयज्ञायकर्संबंधव्यवहा- 











तथा, एव, परिणाम, न, एतत, आत्मन्‌, यत्‌, ततू, ज्ञानिनू। घूलधातु -इकृअ करणे, ज्ञा अवबोधने 
क्र यादि, भू सत्तायां । पदव्विवरण कर्मण -पप्ठी एकवचन । च-अव्यय । परिणाम-द्वितीया एक०। नो 
कर्मण.-षष्टी एक० | च-अव्यय । तथा-अब्यय । एब-अव्यय । परिणाम-द्वितीया एक० । स-अव्यय । 
रूप हुआ ज्ञानी ही है, कर्ता नही है । ऐसा होनेपर कही ज्ञाता पुरुषके पुदुगलपरिणाम व्याप्य- 
स्वरूप नहीं है क्योंकि पुदूगल और आत्माका ज्ञेयज्ञायक संबंध व्यवहारमात्रसे होता हुमा भी 
पृदूगलपरिणाम निमित्तक ज्ञान हो ज्ञाताके व्याप्य है । इसलिये वह ज्ञान हो ज्ञाताका कर्म है। 

अब इसी अर्थके समर्थनका कलशरूप काव्य कहते है- व्याप्य इत्यादि । श्रर्थ-व्याप्य 
व्यापकता तत्त्वरूपके ही होती है अ्रतत्स्वरूपमें नही ही होती और व्याप्य-व्यापकभावके संभव 
बिना कर्ताकर्मकी स्थिति कुछ भी नहीं है ऐसे उदार विवेकरूप झौर समस्तकों ग्रासीभूत 
करनेका स्वभाव जिसका है ऐसे ज्ञानरबरूप प्रकाशके भारसे अज्ञानरूप श्रंधकारकों भेदता 
हुआ यह प्रात्मा ज्ञानी होकर उस समय कतु त्वसे रहित हुआ भासता है। भावार्थ --जों सब 
ग्रवस्थाग्रोम व्याप्त हो वह तो व्यातउक है और जो अवस्थाक्रे विशेष है वे व्याप्य है । सो द्रव्य 
तो व्यापक है और पर्याय व्याप्य है । सो द्रव्य पर्याय अभेदरूप ही है । जो द्रव्यका गात्मा है 
बही पर्यायका आत्मा है, ऐस। व्याप्यव्यापक भाव तत्स्वरूपम ही होता है, ग्रतत्व्वरूपमे नहीं 
होता । तथा व्याप्यव्यापक भावके बिना कर्ता-कमंभाव नहीं होता । इस प्रकार जो जानता 
है वह पुदुगलके और ग्रात्माके कर्ता-कर्ममावको नहीं करता, तभी ज्ञानी होता है श्ौर कर्ता 
कर्मभावसे रहित होकर ज्ञाता द्रष्टा जगतका साक्षोभूत होता है । 

प्रसंगविबरण-- अ्नन्तरपूर्व गाथामें कहा गया था कि ज्ञान होने और ग्रास्रवनिवृत्ति 
होनेका काल एक कंसे है ? अब उसी विषयमें जिज्ञासा हो रही है कि ग्रात्मा ज्ञानी हो गया 
यह केसे पहिचाना जाये ? उसीके समाघानमे इस गाथाका अवतार हुआ है । 

तथ्यप्रकाश--१- कममे जो मोह राग ढ्ेष श्रादि प्रकृति व ग्रनुभागका बंब हुआ था 
वह परिणमन कर्मका उपादानहृष्टिस है । २- शरीरमें मोटा पत्तला रूप आकार आदिक जो 
परिणमन है वह परिणमन शरीरका उपादान हृष्टिसे है। ३- पृदूगलका परिणमन (मोहादि) 
पुदूगलमें ही व्याप्य है अ्रतः पुद्गलपरिणाम (मोहादि) का कर्ता पुद्गलद्रव्य ही है निश्चयतः, 
झ्रात्मा कर्ता नही । ४-मोहादिक अनुभाग पुद्यलकमंके द्वारा हो व्याप्य होता है भ्रतः मोहा- 





१६० समयसार 


रमात्रे सत्यपि पुदूगलपरिणामनिमित्तकस्य ज्ञानस्य॑व ज्ञातुव्यप्यत्वात्‌ । व्याप्यव्यापकता तदा- 
त्मनि भवेन्नैवातदात्मन्यपि, व्याप्यव्यापक्रभावसंभवमृते का कतृ कर्मस्थितिः । इत्युह्ामविवेकघ- 
स्मरमहोी भारेण भिदंस्तमो, ज्ञानीभूय तदा स एप लसितः कतृ त्वशुन्य: पुमान्‌ ।।४६॥॥ ॥॥७५॥ 


करोति-वर्तमान लट॒ अन्य पुरुष एक०। एनं-द्वितीया एक० । आत्मा-प्रथमा एक० | यः-प्रथमा एक० । 
जानाति-वर्तमान लटू अन्य पुरुष एक० । स.-प्रथमा एक०। भवति-वर्तमान लट अन्य पुरुष एक०॥। 
ज्ञानी-प्रथमा एकवचन ।।७५॥। 





दिक परिणाम पुद्गलकर्मका काय॑ है, श्रात्माका कार्य नहीं । ५-पुदूगल परिणाम (मोहादिक) 
झ्रात्मामें प्रतिफलित होते है, ज्ञेय होते है, इस कारण मोहादिक परिणामका आत्माके साथ 
जेय ज्ञायक संबंधका व्यवहार है। ६- पुद्गलपरिणामके ज्ञेय होनेपर भ्रात्माका कर्म पुदूगल 
परिणामविषयक ज्ञान है और झ्रात्मा इस ज्ञानका कर्ता है, क्‍योंकि तब ग्रात्मामें व्याप्य वह 
ज्ञान ही है। ७- प्न्तव्याप्यव्यापकभाव तदात्मकमे ही हुश्ना करता है भ्रतदात्मकमे नही । 
८-अंतव्यप्यिव्यापकभावमें ही कर्ताकरंपना होता । ६-पर व परभावोंसे विविक्त ज्ञानज्योति- 
मंय सहज प्रन्तस्तत््वका प्रकाश जगनेपर परकतु त्वका अ्रम भारान्धकार नष्ट होकर शाश्वत 
झलौकिक सहज प्रानन्दका लाभ होता है । 

सिद्धान्त-- १- मोह राग द्वेषादि अ्रनुभागका प्रस्फुटन कर्मका परिणाम है । २० दृष्टि 
गत देहाकार ग्रादि देहका परिणाम है। ३- कर्मनोकर्मादिविषयक प्रतिफलनविकल्प जोवका 
परिणाम है । ४-जीवाजीवविषयक यथार्थज्ञान ज्ञानीका परिणाम है। 

दृष्टि--- १- सभेद भ्रशुद्धनिश्ववनय (४७प्र)। २- सभेद भ्रशुद्धनेश्वयनय (४७प्र)। 
३- सभेद अशुद्धनिश्वयनय (४७श) । ४ड- सभेद शुद्धनिश्वयनय (४६ग्न) । 

प्रयोग --अपनेको कर्म नोकमे (देह) व श्राश्रयभुत बाह्य पदार्थ इन समस्त परद्रव्योके 
परिणमनसे श्रलग ज्ञानमाशन्र निरखनेक। पौरुष करना ॥७५॥ 

श्रब जिज्ञासा होती है कि जो जीव पुदूगल कर्ंकों जानता है, उसका पुदुगलके साथ 
कर्ता-कमे भाव है या नही है ? उसका उत्तर कहते है--[ज्ञानो] ज्ञानी [अनेकविधं] ग्रनेक 
प्रकारत्रे [पुदगलकर्म| पुदुगलद्रव्यके पर्यायहूप कर्मोको [जाननु श्नपि] जानता हुआ भी [खलु] 
निश्चयसे [परद्रव्यप्यथि] परद्रव्यके पर्यायोंमे [+ परिणमति] न तो परिणमित होता है [न 
ग॒ह्लाति] न ग्रहण करता है [न उत्पद्यते| भ्रौर न उत्पन्न होता है । 

तात्पयें--पुदुगलकर्मसे प्रलग ही रहता हुम्ना प्रांत्मा पुदूगलकमंविषयक ज्ञान हो 
करता है, प्रत: पुद्गलकमंके साथ श्रात्माका कर्ता-कर्मभाव नही है । 

टीकार्थ--चूकि प्राप्य, विकार्य, निवेतत्य ऐसे व्याप्यलक्षण वाले पुदूगल परिणामको, 





कतु कर्माधिकार १६१ 
पुद्गलकमे जामतो जोवस्य सह पुद्गलेन कतू कर्ममाव: कि भवति कि न भवतीति चेतृ-- 
वि परिणमद ण्‌ गिहूह उप्पज्जइ ण्‌ परदव्बपज्जाए । 
णाणी जाणंतो वि हु पुरालकम्म॑ अगेयविहं ॥७६॥ 
ज्ञानी सुजानता भो, पुरुगल कर्मोंके फल श्रनंतोंको । 
नहिं परिणमे न पाये, उपजे न पराथंमाबोंमें ॥७६॥ 
नापि परिणमति न गृह्नात्युत्दद्यते न परद्रव्यपर्याये । ज्ञानी जानन्नपि खलु पुदूगलकर्मानेकविध॑ ।।७६॥। 
यतो य॑ प्राप्यं विकाय॑ निव॑त्य च व्याप्यलक्षणं पुदूगलपरिणामं कर्म पुदुगलबद्रव्येणा 
स्वयमंतव्यापकेन भृत्वादिमध्यांतेषु व्याप्य त॑ं गृक्लुता तथा परिणमता तथोत्पद्यमानेन च॒ क्रिय- 
मारणं जानन्तपि हि ज्ञानी स्वयमंतर्वग्यापको भूत्वा बहिःस्थस्य परद्रव्यस्य परिणाम मृत्तिकाकल- 
नामसंज्ञ-ण, वि, ण, ण, परदव्वपज्जाय, णाणि, जाणंत, वि, हु, उुग्गलकम्म, अणेयविह । धातु 
संज्ञ - परि-नम नम्नरीभावे, गिष्ह ग्रहणे तृतीयग्ण, उब पज्ज गतो, जाण अवबोधने। प्रातिषदिक-न, 


अपि, न, न, परद्रव्यपर्याय, ज्ञानिनु, जानतू, अपि, खलु, पुदूगलकर्म, अनेकविध । मूलधातु--परि-णम प्रह्न- 
त्वे शब्दे च, ग्रह उपादाने, क्रयादि, उत्‌-पद गतौ दिवादि, ज्ञा अवबोधने, पूरी आप्यायने दिवादि, गल 








जो कि स्वयं भ्रन्तव्यापक दह्वोकर ग्रादि-मध्य-अन्तमे व्यापकर पुदुगलपरिणामको ग्रहण करने 
वाले, पुदूगलपरिणामहूपसे परिणमने वाले और पुदृगलपरिणामरूपसे उत्पन्न होने वाले पुदु- 
गलद्रव्यके ही द्वारा ही किया जाता है, उसको जानता हुआा भी ज्ञानी स्वयं श्रन्तरव्यापक होकर 
बाह्यस्थित परद्रतव्यके परिगामको श्रादि श्लौर मध्य अन्‍्तमें व्यापकर उस रूप नहीं परिणमन 
करता, उसको आ्राप ग्रहशा नही करता श्रौर उसमें उपजता भी नही है जैसे कि मिट्टी घटरूप 
को ग्रहण करती है, उसरूप परिणशमन करतो है, श्रौर उसको उपज्ञातो है, इस कारण प्राप्य, 
विकाय॑ निवंत्यं स्वरूप व्यप्यलक्षण परद्रव्यका परिणाम स्वरूप कर्मको नही करते हुए मात्र 
पुदूगलकर्मकोी जानते हुए भी ज्ञानीका पुदूगलके साथ क॒तृ कम भाव नहीं है । 
भावार्थ--पुदूगल कमंको जीव जानता है तो भो उसका पुदूगलके साथ कर्ताकर्म भाव 
नही है, क्योकि कर्म तीन प्रकारस कहा जाता है। जिस परिणामरूप आप परिणमे, वह परि- 
खाम विकायें कमें है। आप किसीको ग्रहरा करे, वह वस्तु प्राप्य कर्म है। किसीको श्राप 
उत्पन्न करे बह कार्य-निवंत्यं कम है । जीव प्रपनेसे भिन्‍न पुदुगल द्रव्यरूप परमाथैसे नहीं परि- 
एमन करता, क्‍योंकि आप चतन है, पुदूगल जड़ है, चेतन जड़रूप नही परिणमन करता, 
परमार्थंसे पुदूगलको ग्रहण भी नहीं करता, क्योंकि पुदूगल मूर्तिक है भ्राप अमृतिक है, तथा 
परमा्थेसे पुदूगलको श्राप उत्पन्न भी नही करता । क्‍योंकि चेतन जड़को किस प्रकार उत्पन्न 
कर सकता है ? इस प्रकार तीनों ही तरहसे पुदूगल जीवका कम नहीं है श्रोर जीव उसका 


१६४ समयसार 


शमिवादिमध्यांतेषु व्याप्य न॒त॑ गृह्वाति न तथा परिणमति न त्तथोत्पद्यते च। तत्तः प्राप्यं 


विकाय॑ निव॑त्य॑ व व्याप्यलक्षणं परद्रव्यपरिणामं कर्माकुर्वाणस्य पुदूगलकर्म जानतोपि ज्ञानिनः 
पुद्गलेन सह न कतृ कमंभांव: ।७६॥ 





अदने भ्वादि-गल स्रवणे चुरादि | पदविवरण--न-अव्यय । अपि-अव्यय । परिणमति-वतंमान लट्‌ अन्य 
पुरुष एकबचन किया। न-अव्यय । गृह्लाति-वर्तमान लट अन्य पुरुष एक०। उत्पच्यते-वर्तेमान लट॒ अन्य 
पुरुष एक० । न-अव्यय । परद्रव्यपर्याये-सप्तमी एक० । ज्ञानी-प्रथमा एक०। जानन्‌-प्रथमा एकवचन 
क्दन्त । अपि-अव्यय । खलु-अव्यय । पुदूगलकर्म-प्रथमा एक० । अनेकविधम्‌-प्रथमा एकबचन ।।७६॥ 


कर्ता नही है। जीवका स्वभाव ज्ञाता है, वह प्राप ज्ञानरूप परिणमन करता हुमा उसको 


जानता है। ऐसे जानने वालेका परके साथ कर्ता-कमंभाव कैसे हो सकता है? नही हो 
सकता । 


प्रसंगविवरण--प्रनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि श्रात्मा कर्म व नोकमंके 
परिणामको नहीं करता, ऐसा जो जानता वह ज्ञानी है। इसपर यह प्रश्न होता है कि पुद्‌- 
गलकमंको जीव जानता तो है, इस कारण तो जोवका पुद्गलकरंके साथ कतृ कमेंत्व भाव 
होना ही चाहिये उसके उत्तरमे इस गाथाका प्रवतार हुग्ना है । 

तथ्यप्रकाश-- (१) भ्रन्तर्व्यापकको कर्ता कहते है । (२) भ्रन्तव्याप्यको कर्म कहते है । 
(३) प्रत्येक कर्म प्राप्य बिकार्य और निवंत्य॑ रूपमें होता है । (४) निश्चयत: प्राप्य विकाये 
श्रौर निर्व॑त्यं प्रभिन्‍न व्यापक द्वारा अभिन्‍न व्याप्य हो होते है। (५) पुदूगल कार्माणवर्गणाके 
प्रकृति भ्रनुभागहूप परिणमनकों वह पुद्गलद्रव्य ही ग्रहण कर रहा है वही पुद्गलद्रब्य उस 
विकाररूप बन रहा है, वही पुदुगलद्रव्य उस रूपसे अपनेको रच रहा है । उस पुद्गलपरिणाम 
को न जीव ग्रहण कर रहा, न उस विकाररूप बन रहा श्रौर न उसरूप पअ्रपनेको रच रहा । 
(६) जीव पुद्गलपरिणामविषयक ज्ञानको ग्रहण कर रहा उस ज्ञानरूप परिणम रहा उसी ज्ञान 
रूप अपनेको रच रहा सो जीव परद्रव्य पुद्गलकर्मको न ग्रहण कर सकता न कर्मछप परिणम 
सकता, न कर्मरूप रचा जा सकता । (७) ज्ञानी पुदूगलकको जानता है तो भो पुद्गलकर्मको 
कर नहीं सकता, क्योंकि पुद्गलकर्म जोवके द्वारा न प्राप्य है, न बिकाये है प्रौर न निवत्य है । 

सिद्धान्त-- १-ज्ञानी अ्रनेकविध पुदूगलकमंका ज्ञाता है। २-ज्ञानी पुदुगलक्मजेयाकार 
परिणमित केवल निज आत्माका ज्ञाता है। ३- ज्ञानी पुदूगलकमंका कर्ता नही है । 

हृष्टि-- १- अपरिपूर्ण उपचरित स्वभावव्यवहार (१०५श्र)। २- कारककारकिभेदक 
सद्भू तव्यवहार (७३) । ३- प्रतिषेघक शुद्धनय प्रतिपादक व्यवहार (७०म्रे)। 

प्रयोग - पुदगलकर्मका सब कुछ पुदूगलकममें ही होता ऐसा जानकर श्रपने भ्रकर्ता- 
स्वभावरूप ज्ञानमात्र निजस्वरूपमें मग्न होनेका पौरुष करना ॥|७६।॥। 


कतु कर्माधिकार १६३ 
स्वपरिणास जानतो जीवस्य सह पुदूगलेन कतृ कर्ममाजः कि भवति, कि न सवति इति चेतु- 
ण॒वि परिणमदि ण्‌ गिहूदि उपज्जदि ण्‌ परदव्वपज्जाए। द 
णाणी जाणंतो वि हु सगपरिणामं अगुयविहं ॥७७॥ 
ज्ञानी सुजानता भी, नाना अपने विभावभावोंको । 


नहिं परिशमे न पाबे, उपजे न पराथंभावोंमें ।।७७॥। 
नापि परिणमति न बृह्षात्युत्दद्यत न परद्रव्यपर्याये । ज्ञानी जानन्नपि खलु स्वकपरिणाममनेकविधं ॥॥७७9॥ 
यतो य॑ प्राप्यं विकार्य नि्वंत्य॑ व व्याप्यलक्षणमात्मपरिणामं कर्म आत्मना स्वयम॑तर्व्या- 
पकेन भृत्वादिमध्यांतेषु व्याप्य तं गृह्नता तथा परिणमता तथोत्पद्यमानेत च क्रियमाणं जानन्नपि 
हि ज्ञानी स्वयमंतर्व्यापको भूत्वा बहिःस्थस्य परद्रव्यस्य परिणाम मत्तिकाकलशमिवादिमध्यांतेषु 


नननननाननानननननन- 3 फिनानण 5+ नर कनॉममनक पाक +०-क कल कनान- 3० क४-»»« “नल. 


नामसंज्ञ -ण, वि, ण, ण, परदव्वपज्जाय, णाणि, जाणंत, वि हु सगपरिणाम, अणेयविह । धातु 
संज्ञ - -परि-नम नम्नीभावे उपसर्गादर्थ परिवतेनम्‌, गिण्ह ग्रहणे, उव-पज्ज गतौ । प्रातिपदिक --न, अपि, न, 
न, परद्रव्यपर्याय, ज्ञानिनु, जानतू, अपि, खलु स्वकपरिणाम, अनेकविध | मूलधातु --परि-णम प्रद्धत्वे, ग्रह 
उपादाने, ऋ््यादि, उत्‌-पद गतौ दिवादि, ज्ञा अवबोधने । पदविवरण - न-अव्यय । अपि-अव्यय । परि- 
प्रव जिज्ञासा होती है कि अपने परिणामोकों जानता हुआ जो जीव है उसका पुदूगल 
के साथ कर्ता-कर्मभाव है या नहीं ? उसका उत्तर कहते है--[ ज्ञानी] ज्ञानी [भ्रनेकविध | 
ग्रनेक प्रकारके [स्वकपरिरणामं| ग्रपने परिणामोंकोी [जानन्‌ श्रपि ] जानता हुआ भी [खलु | 
निश्चयसे [परद्रव्यपर्याथे | परद्रव्यके पर्यायमें [नापि परिणमति] न तो परिणत होता है [न 
गह्लाति] न उसको ग्रहण करता है [न उत्पद्यते| शोर न उपजता है । 
तात्पयें--पुद्ूगलकर्मोदयक्षयोपशमनिमित्तक आत्मपरिणमनोंकों भी ज्ञानी जानता है 
तो भो ज्ञांनोका पुदूगलकमंके साथ कर्ता-कर्मंभाव नही है । 
टीकार्थ---जिस कारण प्राप्य, विकाये और निर्वत्य ऐसा व्याप्यलक्षण वाले प्रात्म- 
परिणशामको प्रपने श्राप स्वयं ग्रन्त्व्यापक होकर आ्रादि, मध्य और श्रन्तमें व्याप्त करु उन्हीको 
ग्रहण करते हुए उन्हीं रूप परिणमते हुए, उन्ही रूप उत्पन्न होते हुए अपने श्रापके द्वारा किये 
गये अपने परिणामरूप कमंको जानता हुआ भी ज्ञानी स्वयं भ्रन्तव्यापक होकर बाह्य स्थित 
परद्रव्यके परिणामको 'ज॑से मिट्टी कलशको व्याप्त होकर करतो है! उस प्रकार आ्रादि, मध्य, 
अंतमें व्याप्त होकर न तो ग्रहण करता है, ” उसरूप परिणमता और न उस प्रकार उपजता 
है । इस कारण प्राप्य, विकार्य श्लौर निव॑त्यं तीन प्रकारके व्याप्य लक्षण वाले १रद्रव्यपरिणाम- 
रूप कर्मको न करते हुए व अपने परिणामकों जानते हुए भी ज्ञानीका पुदूगलके साथ कतृं- 
कमेंभाव नही है । भावा्थ--स्वपरभेदविज्ञानी पुद्गलकर्मविपाकनिमित्तक अपने परिशामकों 





१६४ समयसार 


व्याप्य न त॑ मृक्लाति न तथा परिणमति न तथोत्पद्यते च। ततः प्राप्यं विकाये निवंत्यं च॑ 


व्याप्पलक्षणं परद्रव्यपरिणाम कर्माकुवसिस्य स्वपरिणामं जानतोपि ज्ञानिनः पुदुगलेन सह न 
कतृ कर्मभाव: ॥॥७७॥। 


णमति-वर्तमान लट्‌ मध्यम पुरुष एक० । न-अव्यय । गृह्लाति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एक०। उत्पद्यते- 
वतंमान लट्‌ अन्य पुरुष एक०। न-अव्यय । परद्रव्यपर्याये-सप्तमी एक० । ज्ञानी-प्रथमा एक० कर्ता । 


जाननू-प्रथमा एक० कृदन्‍त | अपि-अव्यय । खलु-अव्यय । स्वकपरिणामं-द्वितीया एक०। अनेकविध- 
द्वितीया एकवचन ॥॥७७॥। 














जानता भी हो तो भी परद्रव्यका, पुदूगलकर्मका कर्ता नही है । 

प्रसंगविवरण-- भ्रनन्तरपूर्वे गाथामें बताया गया था कि पुदुगलकर्मको जानता भी है 
ज्ञानी तो भी पुद्गलकमंके साथ जीवका कतृकमंभाव नहीं है। इस विवरणाके जाननेके बाद 
यह जिज्ञासा होती है कि पुदूगलकमंके साथ क्षयोपशमादिका निर्मित्त पाकर हुए संकल्प-विकल्प 
श्रादि अपने परिणामको तो जीव जानता है फिर तो उस जीवका पुदुगलकर्मके साथ कतू- 
कमंभाव होना ही चाहिये । इस जिज्ञासाका समाधान करनेके लिये यह गाथा कही गई है । 

तथ्यप्रकाश-- (१) प्रुदुगलकर्मके क्षयोपशमसे या उदयसे हुए सकल्प-विकल्परूप 
ग्रात्मपरिणामको राग सुख-दुःख श्रादि आत्मपरिणामकों यह जीव जानता है, फिर भी यह 
पुद्गलकर्मका न कर्ता है, न कम है। (२) पुदूगलकर्म तो अपने विपाकोदयादि अवस्थाका 
कर्ता है, जीवपरिणामका कर्ता नही है। (३) कर्मके बन्ब, विपाक भ्रादि परिणमन कमंमें हो 
व्याप्य, विकार्य व निव॑त्य है । (४) जीवके संकल्प-विकल्प सुखवेदन दुःखवेदन श्रादि परिणाम 
जीवमे हो व्याप्य, विकाय॑ व निव॑त्य॑ हैं। (५) ज्ञेय ज्ञानमे प्रतिभाषित हो यह जेयके प्रमेयत्व 
गुणका प्रताप है, ज्ञान ज्ेयविषयक ज्ञान करे यह ज्ञानस्वभावको वृत्ति है। 

सिद्धान्त-- (१) पुदूगलकमंविपाकोदयका निमित्त पाकर हुए सुख-दुःखादि जीवपरि- 
णामको जीव अनुभवता है। (२) जीवके सुख-दुःखादि परिणामके निमित्तभूत कर्मंविपाकोदय 
का कर्ता पुदूगलकमं है । 

हृष्टि-- १- उपाधिसापेक्ष भ्रशुद्ध द्रव्याधिकनय (१५३) । २- सभेद पश्रशुद्ध निश्चय- 

य (४६अ) | 

प्रयोग--पुदूगलकमंसे भिन्न पुद्गलकमंनिभित्तक विकारविभावोको मात्र जानकर उस 
ज्ञेयविकल्पसे भी हटकर अपने सहज अविकारस्वरूपमें लीन होनेका पौरुष करना ॥७७॥ 

अब पूछते है कि पुदगलकर्मके फलको जानते हुए जीवका पुदुगलके साथ कतृ कमें- 
भाव है या नहीं ? उसका उत्तर कहते हैं--[शानी | ज्ञानी [श्रनंत॑] भ्रनन्‍त [पुदुगलकर्मफलं] 





क॒तु कर्माधिकार १६५ 
पुदूगलकमंफल जानतो जीवस्प सह पुद्गलेन कतु कर्ममाव: कि भवति, कि न भवतोति चेतृ- 
ण॒वि परिणमदि णु गिह्दि उपज्जदि ण्‌ परदलपज्जाए । 


णाएी जाणंतो वि हु पुर्गलकम्मफलमणंतं ॥ ७८॥ 
जानी सुजानता मो, पुद्गलकर्मोके फल प्रनन्तोंको । 
नहिं परिणमे न पावे, उपजे न पराथमाबोंमें ७८॥ 
नापि परिणमति न गृह्ात्युत्पय्यते न परद्रव्यपर्यायें । ज्ञानी जानन्नपि खलु पुदूगलकर्मफलमनंतं ॥७५॥ 
यतो य॑ प्राप्यं विकाये निवंत्य॑ च॒ व्याप्यलक्षणं सुखदु:खादिरूप पुदूगलकमंफल कर्म 
पुदूगलद्रव्येण स्वयमंतर्व्यापकेन भूत्वादिमध्यांतिषु व्याप्प तद्गृक्नतता तथा परिणमता तथोत्पत्य 
मानेन च क्रियमारां जानन्नपि हि ज्ञानी स्वयमंतर्व्यापको भूत्वा बहिःस्थस्प परद्रव्यस्यथ परिणाम 


नामसंज्ञ--ण, वि, ण, ण, परदव्वपज्जाय, णाणि, जाणत, वि, हु, पुग्गलकम्मफल, अणंत । धातु: 
संज्ञ-परि-नम नम्नरीभावे, गिण्ह ग्रहणे, उव-पज्ज गतौ | प्रातिपदिक -न, अपि, न, न, परद्रव्यपर्याय, 
ज्ञानिनु, जानतू, अपि, खलु, पुद्गलकर्मफल, अनन्त । मूलधातु--परि-णम प्रद्धत्वे, ग्रह उपादाने क्र यादि, 
उत्‌-पद गतौ दिवादि, ज्ञा अवबोधने, फल निष्पत्तों भ्वादि | पवरविवरण--न-अव्यय । अपि-अव्यय । परि- 


पुदूगलकमेके फलोंकी [जानन्‌ श्रषि] जानता हुमा भी [खिलु| निश्चयसे [परद्रव्यपर्याये 
परद्रव्यके पर्यायमें [नाषि] न तो [परिणशमति | परिणमन करता है [न ग॒ह्लाति] न उसमें 
कुछ ग्रहण करता तथा [न उत्पग्यते] न उसमें उपजता है । 

तात्पर्य--आ्रात्मा पुदगलकमंके फलकों जानता है तो भी उसका पुद्गलकमंके साथ 
कर्ता-कमंभाव नही है । 

टीकार्थ--जिस कारण प्राप्य, विकाये, और निव॑त्यं ऐसे जिसका लक्षण व्याप्य है 
ऐसा तीन प्रकारका सुखदुःखादिरूप पुदुगलकमंका फल जो कि स्वयं अंतर्व्यापक होकर, झादि' 
मध्य अंतमें व्याप्त होकर ग्रहण करते हुए, उसी प्रकार परिणमन करते हुए तथा उसी प्रकार 
उत्पन्न होते हुए पुद्गल द्रव्यके द्वारा क्रियमाणकोी जानता हुआ भी ज्ञानी, आप प्रंतव्योपक 
होकर बाह्य स्थित परद्रव्यके परिणामको मिट्टी और धड़ेकी भांति श्रादि, मध्य और प्नन्तमें 
व्याप्त कर नहीं ग्रहण करता, उप्त प्रकार परिणमन भो नहीं करता तथा उस प्रकार उत्पन्न भी 
नहीं हाता ? इस कारण प्राप्य, विकाय॑ शोर निव॑त्यंरूप व्याप्यलक्षण परद्रव्यके परिणामरूप 
कमंको नहीं करते हुए, मात्र सुख-दुःखरूप कर्मके फलको जानते हुए भी ज्ञानीका पुद्गलके 
साथ कतृकर्मभाव नही है। भावार्थ--नेमित्तिक भावको जानता हुप्ना भी जीव न निमित्तका 
कर्ता है और न निर्मित्तका कर्म (का्ये) है । 


प्रसंगविवरण -- प्रनन्तरपूर्व गाथामें बताया गया था कि जीव कर्ंविपाक्रादिनिमित्तक 














१६६ समयसार 


मृत्तिकाकलशमिवादिभध्यांतिषु व्याप्य न त॑ं गृह्लाति न तथा परिणमति मे तथोत्यश्चते च। ततः 
प्राप्यं विकाय॑ निव॑त्य॑ च व्याप्यलक्षणं परद्रव्यपरिणामं कर्माकुर्वाणस्प सुखदुःखादिरूपं पुद्गल- 
कमेफलं जानतोपि ज्ञानिनः पुदूगलेन सह न कतृ कमेभावः ॥७८।॥। 

णमति-वर्तमान लट अन्य पुरुष एकवचन। न-अव्यय । गृह्लाति-बतंमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन। 
उत्पद्यते-वतेमान लटू अन्य पुरुष एक० | न-अव्यय । परद्रव्यप्ययि-सप्तमी एक०। ज्ञानी-प्रथमा एक० 
कर्ता। जाननु-प्रथमा एक० कृदन्त । अपि-अव्यय । खलु-अब्यय । पुद्गलकमंफलं-हठ्वितीया एकवचन। 
अनन्त-द्वितीया एकवचन ।॥७८॥। 




















भ्रपने परिणामकों जानता हुआ भी पुदूगलकमंका न कर्ता है, न कर्म है । इस विवरणके जानने 
के बाद यह जिज्ञासा होती है कि जब पुदगलकमंके फलको जीव जानता है, अनुभवता है तब 
उस जीवका पुद्गलकर्मके साथ कतृ कमभाव क्‍यों नहीं होता ? इस जिज्ञासाके समाधानमें यह 
गाथा भ्राई है। 

तथ्यप्रकाश--(१) सुख-दुःखादिरूप पुद्गलकर्मंविपाक पुद्गलमें ही प्राप्य, विकार्य, 
निव॑ेत्यं है । (२) सुख-दुःखादिरूप पुद्गलकर्मविपाकका सान्निध्य पाकर जो तदनुरूप प्रतिफलन 
उपयोगमें हुआ वह प्रतिफलन जीवमें व्याप्य, विकाये व निवेत्य है। (३) पुदूगलकर्मफलका 
जाननहार होकर भो जीव पुदूगलकमंका न कर्ता है न भोक्ता है । 

सिद्धान्व--( १) जीव पुद्गलकमंफलका जाननहार है। (२) जीव पुदूगलकमंफल- 
विषयक ज्ञेयाकार परिणत मात्र अश्रपनेकी जानता है । (३) जीव पुद्गलकमंका न कर्ता है, न 
भोक्ता है । 

हृष्टि--- १- पअ्परिपुर्णा उपचरित स्वभावव्यवहार (१०५अ)। २- कारककारकि- 
भेदकसद्भूतव्यवहार (७३) । प्रतिषेघक शुद्धनय (४६&शअ्न) । 

प्रयोग---कर्मफलकोी कमंमें श्रन्तव्यप्य निरखकर उसके प्रतिफलनसे प्रभावित न 
होकर अपने विकार सहज ज्ञानस्वभावमें परमविश्राम करनेका पौरुष करना ॥|७८।॥ 

भ्रब यहाँ पूछते है कि जोवके परिणामको तथा शअ्रपने परिणामकों श्रौर अपने परि- 
खामके फलको नहीं जानने वाले पुदुगलद्रब्यया जीवके साथ कतृंकमेभाव है या नहीं उसका 
उत्तर कहते हैं [पुद्गलद्रव्यं भ्रपि] पुदूगल द्रव्य भी [परद्रव्यपर्यायि| परद्रव्यके पर्यायमें [तथा] 
उस प्रकार [नापि] नहीं [परिणशमति] परिणमन करता है, [न गृ्लाति] उसको ग्रहण भी 
नहीं करता ओर [न उत्पद्यते| न उत्पन्न होता है, किन्तु [स्वकोः भाव॑ः] भपने भावोंसे हो 
[परिणमति] परिणमन करता है । 

तात्पयं-- जैसे जीवका पुदूगलके साथ कतृकर्मभाब नहीं, इसी प्रकार पुद्गलद्रव्यका 


कत्त कर्माधिकार १६७ 


जीवपरिशाम स्वपरिश्यामं स्वपरिशासफर्ल चाजानतः पुद्गलद्रव्यस्य सह जीवेन करत - 
कसंसाव: कि मवति, कि ने भवतोति चेतृ-- 


ण॒वि परिणमदि ण गिहूदि जो ण॒ परदव्वपज्जाए। 
पुरालदव्ब॑पि तहा परिणमइ सएहिं भावेहिं ॥ ७६॥ 


पुद्गलकर्म भी तथा, परिरशमता है स्वकोय भावोंमें । 

नहिं परिणशमे न पावे, उपजे न पराथंभावोंमें (७६।॥ 
नांपि परिणमति न गृह्लात्युत्पयते न परद्रव्यपर्याये। पुद्गलद्॒ब्यमपि तथा परिणमाति स्ववभवि: ॥७९॥। 
यतो जीवपरिंशा|मं स्वपरिणामं स्वपरिणामफल चाप्यजानत्‌ पुदुगलद्रब्यं स्वयमंतर्व्या- 
पर्क भूत्वा परद्रव्यस्थ परिणाम मृत्तिकाकलशमिवादिमध्यांतेषु व्याप्य न त॑ यृक्ताति न तथा 
परिणमत्ति न तथोत्पद्यते च्‌ । कितु आप्यं विकार्य निव॑त्य॑ च व्याप्यलक्षरां स्वभाव कर्म स्वय- 
तामसंज्ञ- ण, वि, ण, ण, परदब्वपज्जाय, पुग्गलदव्ब, पि, तहा, सय, भाव। धातुसंज्ञ- परि-नम 
नम्नीमावे, गिष्ह ग्रहणे, उव-पज्ज गती । प्रातिपदिक-- न, अपि, न, न, परद्रव्यपर्याय, पदगलद्वव्य, अपि 
तथा, स्वक, भाव । मूलधातु- परि-णम प्रद्धत्वे, ग्रह उपादाने, उत्‌-पद गतौ, द्र गती भ्वादि, परि-अय 


भी जीवके साथ कतृ कर्मंभाव नहीं है । 

टीकार्थ--- जिस कारण जीवके परिणामको, पश्रपने परिणामको तथा अपने परिणामके 
फलको न जानता हुमा पुद्गलद्रव्य परद्रव्य (जीव) के परिणामरूप कमंको मृत्तिका कलशकी 
तरह श्राप अंतर्व्यापक होकर ग्रादि, मध्य और ग्रन्तमें व्याप्त कर नही ग्रहण करता उसो 
प्रकार परिणमन भी नहीं करता है तथ। उत्पन्न भी नहीं होता है, परन्तु प्राप्य, विकायें श्रौर 
निव॑त्यंरूप व्याप्यलक्षण अपने स्वभावरूप कर्मको भ्रन्तव्यापक होकर ग्रादि, मध्य भर श्रन्तमें 
व्याप्प उसीको ग्रहण करता है, उसी प्रकार परिणशात होता है तथा उसी प्रकार उपजता है । 
इस कारण प्राप्य, विकार्य और निर्देत्यंबप व्याप्यलक्षण परद्रव्य (जीव) के परिणामस्वरूप 
कमंको न करते हुए जीवके परिणामको, अपने परिणामको तथा अपने परिणामके फलको नहीं 
जानते हुए पुदुगलद्रव्यक। जीवके साथ कतृ कमेंभाव नहो है। भावाथें--यदि कोई माने कि 
पुदूगल जड़ है वह किसीको जानता नही, भ्रतः उसका जीवके साथ कतृ कर्मभाव हो जायगा, 
किन्तु यह बात नही है । परमार्थंसे परद्रव्यके साथ किसीके कतृ कर्म भाव नहीं है । 

भ्रव इसी अर्थंका काव्य कहते है--ज्ञानो इत्यादि । श्रर्थ--ज्ञानी तो अपनी और पर 
को दोनोंकी परिणातिको जानता हु्ना प्रवृत्त होता है तथा पुदुगलद्गव्य प्रपती और परकी दोनो 
ही परिणतियोको नही जानता हुम्ना प्रवृत्त होता है । वे दोनों परस्पर ग्नन्तरंग व्याप्य व्यापक 
भावको प्राप्त होनेमें प्रसमर्थ है, बयोकि दोनों भिन्‍न द्रव्य हैं सदाकाल उसमें श्रत्यन्त भेद है । 


१६८ समयसार 


मंतर्व्यापक॑भृत्वादिमध्यांतेषु व्याप्प तमेव गृह्लाति तथेव परिणमत्ति तथैबोत्पद्यते च। ततः 
प्राप्यं विकार्य नि्वेत्य॑ व व्याप्यलक्षणं परद्रव्यपरिणामं कर्माकुर्वाणस्य ,जीवपरिणामं स्वपरि- 
णाम॑ स्वपरिणामफलं चाजानतः पुद्गलद्वव्यस्थ जीवेन सह न्‌ कतृ कर्मभावः ६ ज्ञानी जानन्नपी- 
मां स्वपरपरिणति पुदुगलश्चाप्यजानन, व्याप्तृव्याप्यत्वमंतः कलयितुमसही नित्यमत्यंत्भेदात्‌ । 
अज्ञानात्कतृ कम भ्रममतिरनयोर्भाति तावन्न यावत्‌, विज्ञानाच्चिश्वकास्ति क्रकचवददयं भेदमु- 
त्पाद्य सद्यः9।५०॥ ।॥७६॥ 

गतौ भ्वादि, पूरी अप्यायने दिवादि, गल अदने भ्वादि । पदविवरण- न-अव्यय । अपि-अध्यय । परिण- 
मति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन । न-अव्यय । यृह्लाति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन। उत्प- 
झते-वत्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन | न-अब्यय | परद्रव्यपययि-सप्तमी एक०। पुद्गलद्रव्यं-प्रथमा 
एक० । अपि-अव्यय । तथा-अव्यय । परिणमति, स्वक -तृतीया बहुबचन स्वार्थे क.। भाव -छृतीया बहु- 
वचन ॥७६॥ 


ग्रतः इनके कतृ कमंभाव मानना अ्रमबुद्धि है। सो जब तक इन दोनोमे करोतकी तरह निर्देय 
होकर उसी समय भेदकों उपजाकर भेदज्ञान प्रकाश वाला ज्ञान प्रकाशित नही होता, यह 
अमबुद्धि तभी तक है । भावार्थें--भेदज्ञान होनेके बाद पुदुगल श्रौर जीवके कतृ कमंभावकी 
बुद्धि नही रहती, क्योकि भेदज्ञान नहीं होने तक ही भ्रज्ञानसे कतु कम भावकी बुद्धि रहती है । 

प्रसंगविवरण--श्रनन्तरपू्वं स्थलमें जीव जीवके ही विषयमें यह बताया गया था कि 
जीव पुदूगलकमंको, पुदूगलकमंफलको व श्रपने परिणामकों जानता है तो भी उसका पुद्गल- 
कमके साथ कतृ कमंभाव नही है । इस विवरणके सुननेके बाद यह जिज्ञासा होती है कि जीव- 
परिणामको, अपने परिणमनकों और अपने विपाकको न जान सकने वाले पुदुगलद्रव्यका जीव 
के साथ कतृ कमंभाव है या नहीं ? इसके समाधानमें यह गाथा दी गई है । 

तथ्यप्रकाश-- (१) पुद्गलकमं शभ्रच्ेतन है वह न जीवके परिणामको जान सकता है, 
न झपने (पुद्गलकमंके) परिणमनको जान सकता है, न अपने (कर्मके) विपाकको जान सकता 
है । (२) पुद्गलकर्म अपने परिणमनमें व अपने अनुभागमें ही अ्न्तव्यापक है वह जीवके परि- 
णामको न ग्रहण कर सकता, न जीवपरिणामरूप परिणम सकता है, न जीवपरिणामरूपसे 
उत्पन्न हो सकता है । (३) पुद्गलद्गव्य जोवपरिणामका कर्ता नही है । 

सिद्धान्त-- (१) पुद्गलकार्माणस्कन्ध श्रपने ही प्रकृतिस्थिति प्रदेश अ्रनुभागरूपमें 
वर्तेता है। (२) जीव संसारदशामें कमंदशानुरूप अपने उपयोगके परिशमनरूप परिणमता 
है । (३) पुद्गलद्रव्य जीवके परिणामका न कर्ता है, न भोक्ता है । 

हृष्टि-- १- सभेद श्रशुद्ध निश्वयनय (४७प्न) । २- सभेद भशुद्ध निश्चयनय 


कतृ कर्माधिकार १६६ 
जीवपुद्गलपरिणामयोरन्योन्यनिमित्तमात्रत्वमस्ति तथापि न तयो: कतृ कमंभाव इत्याह--- 
जीवपरिणामहेदु कम्मत्तं पुग्गला परिणमंति। 
पुरालकम्मणिमित्तं तहेव जीवों वि परिणमह ॥८०॥ 
ण॒वि कुन्चह कम्मगुणे जीवो कम्म॑ तहेव जीवगुगे । 
अग्णोण्णणिमित्तेश दु परिणामं जाण दोहृम्पि ॥८१॥ 
एएणए कारणेण दु कत्ता आदा सप्ण भावेण। 


पुगलकम्मकयाए ण्‌ दु कत्ता सवभावाण ॥८२॥ 
जीवविभावनि कारण, पुदूगल कमंत्वकूप परिणमते। 
पुरदगलविधिके कारण, तथा यहां जीव परिणमता (८०७ 
जीव नहिं कमंके गुरण, करता तहिं जोब क्ेके गुराकों । 
श्रन्योग्यनिश्चित्तोंस), उनके परिरणाम होते हैं ॥८१॥ 
इस काररणसे श्रात्मा, कर्ता होता स्वकीय भावोंका । 
नहिं कर्ता वह पुदगल, कर्मविहित सर्वभावोंका ॥८२॥ 
जीवर्पा रिणामहेतु कर्मत्वं पुदुगला. परिणमति । पृद्ंगलकर्मनिमित्त तथव जीवोषि परिणमति। 
नापि करोति कर्मगुणान्‌ जीव कर्म तर्थव जीवगरुणान्‌ । अन्योन्मनिमित्तेत तु परिणाम जानीहि दयोरपि । 
एतेन कारणेन तु कर्ता आत्मा स्वकेन भावेन । पुद्गलकर्मकृताना न तु कर्ता सर्वभावानां। 
यतो जीवपरिणामं निमित्तीकृत्य पुद्गलाः कर्मत्वेन परिणमति पुदुगलकर्म निमित्तीकृत्य 
जीवोषि परिणमतीति जीवपुद्गलपरिणामयोरितरेतरहेतुत्वोपन्यासेषि जीवपुद्गलयोः परस्पर 


नामसंज्ञ- जीवपरिण।|महेदु, कम्मत्त, पृग्गल, पुस्गलकस्मणिमित्त, तह, एवं, जीव, वि, ण, विं, 
कम्मगरुण, जीव, कम्म, तह, एवं, जीवग्ुण, अण्णोष्णणिमित्त, दु, परिणाम, दु, वि, एत, कारण, दु, कत्तु, 
अत्त, सय, भाव, प्ग्गलकम्मकय, ण, दु, कत्तु, सब्बभाव। धातुसंज्ञ--परि-नम नम्नरीभावे, कुव्व करणे, 
जाण अवबोधने | प्रकृतिशब्द-जीवपरिणामहेतु, कर्मत्व, पुदूगल, पुदूगलकर्मतिमित्त, तथा, एवं, जीव, 
अपि, न, अपि, कर्मग्रुण, जीव, कमंन्‌, तथा, एवं, जीवगुण, अन्योन्यनिमित्त, तु, परिणाम, द्वि, अपि, एतत्‌, 
(४७भ्र) । र२- प्रतिषेघक शुद्धनय (४६श्न) 
प्रयोग-- अपने हो परिणमनसे परिणमने वाले पुद्गलकर्मके प्रतिफलनमें रंच भी 
लगाव न रखकर श्रपने प्रविकार सहज ज्ञानस्वरूपमें स्वत्व अनुभवनेका पौरुष करना ॥७६॥॥ 
ग्रब कहते हैं कि जीवके परिणाममें और पुदूगलके परिणाममे परस्पर निमित्तमात्रता 
है तो भी उन दोनोंमें कतृ कमेंत्व नही है-- [ पुद्गलाः ] पुदूगल [जीवपरिणामहेतु ) जीवके 
परिणामका तिमित्त पाकर [कर्मत्व॑] करमत्वरूप [परिरषमंति] परिणमन करते है [तथा एव] 














१७० समयसार 


व्याप्यव्यापकभावाभावाज्जीवस्थ पुदुगलपरिणामानां पुदूगलकर्मणोपि जीवपरिणामारनां कतुं क्मे- 
त्वासिद्धों निभित्तनैमित्तिकभावमात्रस्याप्रतिषिद्धत्वादितरेतरनिमित्तमात्री भवनेनैव द्योरपि परि- 
गाम: । ततः कारणान्मत्तिकया कलशस्येव स्वेन भावेन स्वस्थ भावस्य करणाज्जीव: स्वभाव- 








विवरण जीवपरिणामहेतु-द्वितीया एक ० | कर्मत्व-द्वि० ए०। पुद्गला.-प्रथमा बहु० कर्ता | परिणमन्ति- 
वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष बहु०। पुद्गलकर्मनिमित्त-द्वितीया एक०। तथा-अव्यय । एव-अव्यय । जीव'- 


उसी प्रकार [जीवः श्रपि] जीव भी [पुद्गलकर्मनिमित्तं ] पुदूगलकर्मका निमित्त पाकर 
[परिणमति] परिणमन करता है | तो भी [जोवः | जीव [कर्मंगुणान्‌] कमंके गुणोको [नापि] 
नही [करोति] करता [तथंब ] उसी भांति [कर्म] कर्म [जीवगुरान्‌| जीवके गुणोको नही 
करता । [तु] कितु [दयोरपि] इन दोनोके [झअन्योन्यनिमित्तेन] परस्पर निमित्तमात्रसे 
[परिणाम | परिणाम [जानीहि] जानो [एतेन कारणेन तु] इसी कारणासे [स्वकेन साबेन ] 
प्रपने भावोंसे [आ्रात्मा] ग्रात्मा [कर्ता] कर्ता कहा जाता है [तु] परंतु [पुदूगलकमंकृतानां ] 
पुदुगल कर्म द्वारा किये गये [सर्वभाबानां |] समस्त ही भावोंका [कर्ता न] कर्ता नही है । 

तात्पयें--जीवभाव व पुदूगलकर्ममें परस्पर निमित्तन॑मित्तिकभाव तो है, किन्तु उनमे 
परस्पर कतु कर्म भात्र रंच भी नही है । 

टीकार्थ--जिस कारण जीवपरिणामको निमित्तमान्र करके पुदूगल कममभावस परिण- 
णमन करते है और पुदगलकर्मको निममित्तमात्र कर जीव भी परिणमन करता है| ऐसे जीव 
के परिणामका तथा पुदगलके परिणशामका परस्पर हेतुत्वका स्थापन होनेपर भी जीव झौर 
पुद्गलके परस्पर व्याप्यव्यापक भावके अभावसे जीवके तो पुदूगलपरिणामोका और पुदुगल- 
कर्मके जीवपरिणशामोका कतृ कर्मपनेकी असिद्धि होनेपर निमित्तन॑मित्तिक भावमात्रका निषेध 
नही है, क्योकि परस्पर निमित्तमान्र होनेसे हो दोनोंका परिणाम है । इस कारणा मृत्तिकाके 
कलशको तरह ग्रपने भाव द्वारा अपने भावके करनेसे जीव श्रपने भावका कर्ता सदा काल 
होता है । तथा मृत्तिका जैसे कपड़ेकी करता नही है, वैसे ही जीव अपने भाव द्वारा परके 
भावोंके करनेकी श्रसमर्थतासे पुद्गलके भावोका तो कर्ता कभी नहीं है ऐसा निश्चय है। 
मावाथथें-- जीव और पुद्गलके परिणामोकी परस्परनिमित्तमात्रता है तो भी उनमें परस्पर 
कृत कमंभाव नही है । पुदूगलकर्मविपाकके निमित्तसे जो जोवके भाव हुए उन भावोका कर्ता 


तो जीवको भ्रज्ञान दशामे कदाचित्‌ कह भी सकते है, लेकिन जीव परभावक्ा कर्ता कभी नहीं 
द्वो सकता । 


कतृ कर्मा धिकार १७१ 


स्य कर्ता कदाच्तित्स्यात्‌ । मृत्तिकया वसनस्येव स्वेन भावेन परभावस्य कतु मशक्यत्वात्पुद्गल- 
भावानां तु कर्ता न कदाचिदपि स्थादिति निश्चय: । ततःस्थितमेतश्नोवस्य स्वपरिणामरेव सह 
कतृ कर्मंभावो भोक्‍तृभोग्यभावश्च ॥८5०-८२॥ 


प्रथमा एकवचन कर्ता । अपि-अव्यय । परिणमति-वतंमान अन्य पुरेष एक० । करोति-बर्तमात लट अन्य 
पुरुष एक ० । कर्मग्ुणान-द्वितीया बहु० | जीव'-प्रथमा एक०। कर्म-प्रथमा एक० | जीवशुणान्‌-द्वितीया 
बहु० । अन्योन्यनिमित्तेन-तृतीया एक० । तु, परिणामं-द्वितीया एक० । जाभीहि-लोट आज्ञा मध्यम पुरुष 
एक० । द्यो.-पष्ठी द्विवचन । एतेन-तृतीया एक० । कारणेन-तृ० एक०। कर्ता-प्रथमा एक० । आत्मा- 
प्रथमा एक० । स्वकेन-तृतीया एक० । भावेन-तृतीया एक०। पुद्गलकमेक्ृतानां-पप्ठी बहु०। कर्ता- 
प्रथमा एक ० । सर्वेभावारना-पप्ठी बहुबचन || ८०-८२ || 





प्रसंगविवरणश--शअ्रनन्तरपूर्व स्थलमें जीवका व पदगलकर्मका परस्पर कतृ कर्मभाव 
होता ही नहीं है इसका भले प्रकार सविवरण वरशोन किया। इसके सुननेपर यह जिन्नासा 
होती कि किसी भी पदार्थेमे परसम्पर्क बिना विकार ही नहीं होता, यदि परसंग बिना विकार 
होने लगे तो विकार स्वभाव बन बैठेगा फिर तो विकार कभी नष्ट भी न होगा, संसार ही 
सदा रहेगा, मुक्ति भी न हो सकेगी । तो विकार कैसे होता इसका समाधान इन ३ गाथाबों 
में किया गण है । 

तथ्यप्रकाश-- १- जीवके कपायभाव व योगका निमित्त पाकर पुदुगल कार्माणवर्ग- 
णायें कर्मरूप परिणम जातो हैं । २--पुदगल कर्मोदयका निमित्त पाकर जीब विभाव१रिणाम- 
रूप परिणम जाता है। २--जीवविभाव व कर्मत्वपरिणाममें निमित्तन॑मित्तिक भाव होनेपर 
भी परस्पर कतृकर्मत्व बिल्कुल नही हैं । ४- जीव अपने परिणाममे ही व्यापक है श्रतः जीव 
ग्रपने परिणामका ही कर्ता भोक्ता है । 

सिद्धान्त-- १- पुदुगलकमंप्रकृतिके विषपाकोदयसे जीव विकाररूप परिणमता है। 
२- जीवविभाव उस समय जीवमे ही व्याप्य है ग्रतः जीवविभाव जीवका कर्म है । ३- कमंत्व 
उस समय कार्माणवर्गंणामें ही व्याप्य है, ग्रतः कमेत्व पुदृगलकार्माणवर्गगाका कम है । 

दृष्टि-- १-उपाधिसपेक्ष प्रशुद्धद्रव्याथिकनय (२४) । २- भप्रशुद्ध निश्वयनय (४७) । 
३- कारककारकिभिदक श्रशुद्ध सदभूतव्यवहार (७२श्न) 

प्रयोग--विकारोंको न॑मित्तिक जानते हुए अस्वरूप जानकर तथा निमित्ताधोन न 
जानते हुए प्रपनी भूल पहिचानकर श्रज्ञान हटाकर ग्रविकार सहजज्ञानस्वरूपमे रमनेकों पौदुष 
क्करमा | ८००८२ |। 

उपयु क्त हेतुसे यह सिद्ध हुआ कि जीवका अ्रपने परिषामोंके ही साथ कतृ कर्मभाव 











१७२ समयसार 


| णिन्हयणयस्स एवं आदा अप्पाणमेव हि करेदि । 
वेदयदि पुणो त॑ं चेव जाण थत्ता दु अत्ताणं ॥८१॥ 
निश्चयनयदर्शनमें, भ्रात्मा करता है प्रात्माको ही । 

ु अ्रपनेको ही श्रात्मा, श्रनुभवता सव्य यों जानो ॥८३।॥ 
निश्चयनयस्थ॑वमात्मानेव हि. करोति । वेदयते पुनस्तं चेव जानीहि आत्मा त्वात्मानं ॥८5३॥ 

यथोत्तरंगनिस्तरंगावस्थयोः समीरसंचरणासंचरणनिमित्तयोरपि समोरपारावारयोवर्या- 
प्यव्यापकभावाभावात्कत्‌ कमंत्वासिद्धों पारावार एवं स्वयमंतर्व्यापकों भूत्वादिमध्यांतेपृत्तरंगनि- 
स्तरंगावस्थे व्याप्योत्तरगं निस्तरंगं त्वात्मानं कुवेन्नात्मानमेकमेव कुर्वन्‌ प्रतिभाति न पुनरन्यत्‌ । 
यथा स एव च भाव्यभावकभावाभावात्परभावस्य परेणानुभवितुमशक्यत्वादुत्तरंगं निस्तरंगं 
त्वात्मानमनुभवन्नात्मानमेकमेवानुभवन्‌ प्रतिभाति न पुनरन्यत्‌ । तथा ससंसारनि:संसारावस्थयो: 








नामसंज्ञ-णिच्छयणय, एवं, अत्त, अप्प, एवं, हि, पुणो, त, चु, एवं, अत्त, दु, अत्त | धातुसंश-- 
कर करणे, वेद वेदने, जाण अवबोधने। प्रातिपदिक - निश्चयनय, एवं, आत्मन्‌, आत्मन्‌ू, एवं, हि, पनर्‌, 





पौर भोवतृभोग्यभाव है, यह ग्रव झगेकी गाथामें कह रहे है-- [ निश्चयनयस्थ] निश्चयनयके 
मतमें [एवं | इस प्रकार [श्रात्मा] आत्मा [ग्रात्मानं एवं हि] ग्रपनेको ही [करोति] करता 
है [तु पुनः] भौर फिर [श्रात्मा] वह ग्रात्मा [तं चंब श्रात्मानं] अपनेकों ही [वेदयते | 
भोगता है ऐसा तू [जानीहि] जान । 

तात्पयें--बस्तुत: प्रात्मा अपने परिणमनका ही करता है और अपने परिणमनको हो 
भोगता है । 

टीकार्थ--जैसे पवनके चलने और न चलनेका निर्मित्त पाकर तरंगोंका उठना भ्रौर 
विलय होना रूप दो ग्रवस्था होनेपर भी पवन प्रौर समुद्रके व्याप्यव्यपकभावके श्रभावसे कर्ता- 
कमंपनेकी अ्रसिद्धि होनेपर समुद्र ही श्राप उन ग्रक्‍स्थाग्रोंमे पअ्ंतर्यापक होकर आदि, मध्य 
झोौर पअंतमें उन अवस्थाओमें व्याप्त होकर उत्तरंग्रनिस्तरंग रूप श्पने एकको हो करता हुप्रा 
प्रतिभासित होता है, किसी दूसरेको करता हुग्ना प्रतिभासित नहीं होता और जैसे कि वही 
समुद्र उस पवन श्रौर समुद्रके भाव्यभावक भावके अभावसे परभावकों पररूपसे भ्रनुभव करने 
के असामध्यसे उत्तरंगनिस्तरंगस्वरूप ग्रपनेको ही शनुभवता हुआ प्रतिभासित होता है, प्रन्य 
को भ्रनुभवता हुम्ना प्रतिभासित नहीं होता । उसी प्रकार पुदुगलकर्मके उदयके होने व न होने 
का निमित्त पाकर जीवको ससंसार और निःसंसार ये दो अवस्था होनेपर भी पुद्गलकर्म और 
जीवके व्याप्य-व्यापकभावके ग्रभावसे कर्ताकमंखूपको असिद्धि होनेपर जीव ही झाप अंतर्व्यापक 


कतु कमधिकार १७३ 


पुदुगलकर्मविपाकसंभवासंभवनिमित्तयोरपि पुद्गलकर्मजीवयोव्यप्यिव्यापकभावाभावात्कत्‌ कम 
त्वासिद्धी जीव एवं स्व्रयमंतर्व्यापकों भृत्वादिमध्यांतेषु ससंसारनिःसंसारावस्थे व्याप्प ससंसारं 
निःसंसार वात्मान कुव॒न्नात्मानमेकमेंव कुवेन्‌ प्रतिभातु मा पुनरन्यत्‌ । तथायमेव चे भाव्य« 


तत्‌ च एवं, आत्मन्‌, आत्मन्‌ । मूलधातु--निस्‌-चि चये, अत सातत्यगतौ, डुकृअ करणे, विद चेतनाख्या- 
ननिवासेषु चुरादि । पदविवरण - निशचयनयस्य-पष्ठी एक०। एब-अव्यय । आत्मा-प्रथमा एकबचन । 
आत्मान-द्वितीया एक० । एव-अव्यय । हि-अव्यय । करोति-वर्तमान लटू अन्य पुरुष एक० । वेदयते- 





होकर श्रादि, मध्य श्रौर अन्तमें ससंसार निः:संसार ग्रवस्थामें व्याप्त होकर ससंसार निःसंस्तार 
रूप भ्रात्माको करता हुआश्ना अपने एककों हो करता हुग्ना प्रतिभासित होग्रो, प्रन्यको करता हुप्ना 
प्रतिभासित मत होग्ो | उसी प्रकार यह जीव भाव्यभावकभावके श्रभावसे परभावकोीं परके 
द्वारा प्रनुभव करनेकी अ्रसामथ्ये होनेसे ससंसार निःसंसोर रूप एक प्रपनेको हो श्रनुभवता 
हुपआ प्रतिभासित होओ, भ्रन्यकों करता हुग्ना प्रतिभासित मत द्वोप्नो । भाषा्थ--प्रात्माकी 
ससंसार निःससार प्रवस्था परद्रव्य पुदूगलकर्मके सडड्भाव व ग्रभावके निमितसे है, वहाँ उन 
प्रवस्थारूप श्राप ही यह श्रात्मा परिणमन करता है इसलिये पग्रात्मा अ्रपना ही कर्ता भोक्ता 
है, निमित्तमात्र जो पुदूगलकर्म है, उसका कर्ता भ्रोक्ता नही है । 

प्रसंगविवरण--अनन्तरपूर्व तीन गाथावोमे बताया था कि जोवपरिणाम व पुद्गल 
करममे परस्वर निमित्तन॑मित्तिक भाव होनेपर भी उनमे कतृ कमेत्व व भोवतुभोग्यत्व नहीं है । 
इस विवरणाको सुनकर यह जिज्ञासा होती है--तो फिर निश्चयसे श्राएमा किसे करता है व 
किसे भोगता है, इसका समाधान इस गाथामे किया गया है । 

तथ्यप्रकाश-- १- निमित्तनेमित्तिकमें व्याप्यव्यापकभाव नही होता । २- उपादान 
उपादेयमे ही व्याप्यव्यापक भाव होता है। ३- निमित्तसान्निध्यमे होने वाला नेमित्तिक 
निर्मित्तका अभाव होनेपर हट जाता है । ४- जीवकोी शुद्ध व श्रशुद्ध भ्रवस्थायें जीबमें व्याप्य 
हैं ग्रतः जीवकी परिणतियोंका जीव ही कर्ता है व जीव ही भोक्ता है । 

सिद्धान्त-- १-जीवकी समसंसार अवस्था पुद्गलकमंविपाकसंभवनिमित्तक है। २-जीव 
की निःसंसार पअ्रवस्था पुदुगलकर्मविपाकासंभवनिमित्तक है। ३-जीवकोी प्रवस्था जीबमें 
घन्तव्याप्य होनेसे जीव भ्रपनी ग्रवस्थाका ही कर्ता भोक्ता है । 

हृष्टि--१-उपाधिसापेक्ष भ्रशुद्धद्रव्याथिकनय (२४) । २-उपाध्यभावापेक्ष शुद्धद्रव्या- 
थिकनय (२४) । ३-कारककारकिभेदक सद्भूतव्यवहारतय (७३), कारक कारकिभेदक 
प्रशुद्ध सदभूतव्यवहारतय (७रेश्न) । 

प्रयोग-- विकारोको नैमित्तिक जानकर उनसे उपेक्षा करके अपनी शुद्ध परिणतिके 


१७४ समयसार 


भावकभावाभावात्‌ परभावस्य परेणानुभवितुमशक्यत्वात्ससंसारं निःसंसारं वात्मानमनुभवन्ना- 
त्मानमेकमेवानुभवन्‌ प्रतिभातु मा पुनरन्यत्‌ ॥5३॥ 
बर्तमान लटू अन्य पुरुष एक० । पुनः-अव्यय । त-द्वितीया एक० । च-अव्यय | एब-अव्यय । जानीहि- 
आज्ञार्थ लोट मध्यम पुरुष एक० । आत्मा-पथमा एक० । तु-अव्यय। आत्मान-द्वितीया एकबचन ॥5३े॥। 
प्रथ॑ सहजशुद्ध स्वमावमे दृष्टि रखना चाहिये ॥८३॥ 

प्रबः व्यवहारकों दिखलाते हैं:--[तु व्यवहारस्य] परंतु व्यवहारनयके दर्शनमें 
[ झ्लात्मा ] आ्रात्मा [नकविधं] अनेक प्रकारके [पुदुगलकर्म] पुद्गल कमंको [करोति| करता 


है [पुनः] श्र फिर [तदेव] उस ही [ प्रनेकविधं] भ्रनेक प्रकारके ]पुदुगलकृर्म | पुद्गलकमं 
को [वेदयते ] भोगता है। 


तात्पय-- निमित्तन॑मित्तिकभाव होनेके कारण प्रात्मा व्यवहारतयसे पुदुगलकर्मको 
करता है व पुद्गलकर्मको भोगता है । 

टीकार्थ-- ज॑से अन्तर्व्याप्यव्यापकभावसे मिट्टी घड़ेको करती है तथा भाव्यभावकभाव 
से मिट्टी घड़ेको भोगती है तो भी बाह्य व्याप्यव्यापकभावसे कलश होनेके झनुकूल व्यापारको 
झपने हस्तादिकसे करने वाला तथा कलशमे भरे जलके उपयोगसे हुए तृप्तिभावकों भाव्यभावक 
भावसे अनुभव करने वाला कुम्हार इस कलशको बनाता तथा भोगता है, ऐसा लोकोका 
प्रनादिसे प्रसिद्ध व्यवहार रहा है। उसी भश्रकार श्रन्तव्याप्यापकभावसे पुदूगलद्रव्य पौदूगलिक 
कमंको करता है और भाव्यभावक भावसे पुदुगल द्रव्य ही उस कमंको अनुभवता (भोगता) 
है तो भी बाह्य व्याप्यव्यापकभावसे अ्रज्ञानसे पुदूगल कमंके होनेके अनुकूल अपने रागादि परिं- 
णामको करता हुआ और पुद्गलकर्मके उदय होनेसे उत्पन्न विषयोंकी समीपतामे होने वाली 
भ्पनो सुखदुःखरूप परिणतिकों भाव्यभावकभावसे अनुभव करने वाला जीव पुदुगलकम्मंको 
करता है ग्रोर भोगता है । ऐसा भ्रज्ञानी लोकोंका ग्रनादिसंसारसे व्यवहार प्रसिद्ध है । 

भावाथं-- परमार्थसे पुदूगलकर्मको पुदुगलद्रव्य ही करता है और पुद्गलकमंके होनके 
प्नुकूल अपने रागादिपरिणामोंकों जीव करता है, .उसके इस निमित्तनैमित्तिकभावकों देखकर 
झज्ञानी जीवको यह अभ्रम हो जात। है कि जीव ही पुदुगल करमंको करता है। सो यह भ्रनादि 
भ्रज्ञानसे प्रसिद्ध व्यवहार है। ग्रौर जब तक जीव व पुद्गलका भेदज्ञान नहीं है, तब तक 
'जीवको जीव व पुदुगलकी भ्रवृत्ति एक सरीखी दीखतो है, श्रीगुर महाराज दोनोंमें भेदज्ञान 
| कराके परमार्थ जीवका स्वरूप दिखलाकर श्ज्ञानीके प्रतिभासकों व्यवहार कहते हैं.। 

प्रसंगविवरण-- अनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि निश्चयनयके सिद्धान्तमें 
ग्रात्मा अपने आात्माको ही करता है व अपने श्रात्माको ही भोगता है । इस कथनपर यह 


कतु कर्माधिकार श्छभ 
झथ व्यवहार दर्शयति-- 
ववहारस्स दु आदा पुरगलकम्म॑ करेदि णेयविहं। 
+ पुणों किक . लय विहं 
त॑ चेव पुणों वेयह पुर्गलकंम्मं अणेयविहं ॥८४॥ 
व्यवहारके मतोंमें, कर्ता यह जोब विविध कर्मोंका । 
भोक्ता भी नानाबिध, उन हो पौदगलिक कर्मोंका ।।८४।॥। 
व्यवहारस्प त्वात्मा पुद्गलकर्म करोति नैकविध । तच्चेव पुनर्वेदयते पुदूगलकर्मानेकविध ।॥।८ं४॥ 
यथांतर्व्याप्यव्यापकभावेन मृत्तिकया कलशे क्रियमाणों भाव्यमावकभावेन मृत्तिकयैवानु- 
भूयमाने चर बहिव्याप्यव्यापकभावेन कलशसंभवानुकूलं व्यापार कुर्बाणः कलशकृततोयोपयोगजां 
तृप्ति भाव्यमावकभावेनानुभवंश्व कुलालः कलश करोत्यनुभवति चेति लोकानामतादिरूढोस्ति 
तावद्ब्यवहारः तथांतर्व्याप्यव्यापकभावेन पुदुगलद्रब्येण कमंणि क्रियमाणे भाव्यभावकभावेन 
पुदगलद्गरब्येणवानुभूयमाने च बहिर्व्याप्यव्यापकभावेनाज्ञानात्पुदूगलकर्मंसंभवानुकूलं॑ परिणाम 





नामसंज्ञ- ववहार, दु, अत्त, पुग्गलकम्म, णेयविहू, त, च, एव, पुणो, पुम्गलकम्म, अणेयविह | धातु्सज्-- 
कर करणे, वेद वेदने । प्रततिपदिक-- व्यवहार, तु, आत्मन्‌, पुद्गलकमंन्‌, न, एकविध, तत्‌, च, एवं, पुन 
पृदूगलकर्मनू, अनेकविध । घूलधातु -वि-अब हृञ्न हरणे भ्वांदि, बिद चतनाख्याननिवासेषु चुरादि, विध 
वधाने तुदादि । पदविवरण-- व्यवहारस्य-पप्ठी एक० | तु-अव्यय । आत्मा-प्रथमा एक० कर्ता । करोति- 








निि+लन+ बन ++-+>++--+ नीयत >+---ननलनल+त+तत+3+बन++++न-न> न 


' जिज्ञासा हुई कि तब फिर व्यवहारनयके सिद्धान्तमे श्रात्मा किसको करता है व किसको 
भोगना है ? इसके समाधानमें यह गाथा ग्राई है । 

तथ्यप्रकाश -- १- अन्तर्व्याप्यव्यापकभावसे पुदुगलकर्म उसी पुद्गलकार्माणद्रव्यके 
द्वारा किये जाते है । २- अन्तभव्यभावकभावसे पुदुगलकर्मविषाक्र उसी पुदुगल कार्माणद्रव्य 
के द्वारा अनुभूयमान होता है। २- बहिवब्याप्यव्यापकभावसे पुदुगलकमंसंभवादुकूल जीवपरि- 
णाम होनेसे अज्ञानी जीवमें पुदूगलकर्म करनेका आरोप होता है। ४- बहिर्भाव्यभावकभावसे 
पुदुगलकमंविपाकनिमित्तक सुखदु.खपरिणामका अनुभव होनेसे झज्ञानों जीवमें पुदृगलकमंके 
भोगनेका झारोप होतो है । 

सिद्धान्त--(१) पुद्गलकर्माखवके नि्मित्तभुत जीवपरिणाममे (जीवमे) पुद्गलकमे- 
कतृ स्वका आरोप होता है । (२) पुदगलकमेविपाकनिमित्तज सुख-दुःख परिणतिको अनुभवनें 
बाले जीवमें पुदूगलकर्मभोक्तृत्वका आरोप होता है । 

हृष्टि--- १- परकतृ त्व अ्रसदभृतव्यवहार (१२६) । २- परभोक्‍्तुत्व असदूभूतव्यव- 
हार (१२८श्र) । हे 

प्रयोग--जोब पुद्गलकर्मको करता है, भोगता है, इस कथनमें निमित्त बतानेका 


१७६ समयसार 


कुर्बाण: पुदृबलकमंविपाकसंपादितविषयसन्निधिप्रधावितां सुखदुःखपरिणति भाव्यभावकभावेनानु- 
भवंश्च जोव: पुद्गलकम करोत्यनुभवत्ति चेत्यज्ञानिनामासंसारप्रसिद्धोस्ति तावद्व्यवहार: ।।८४॥। 


जल 5।लनने के 3 जल मा 


बत्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एक०। अनेकविध-द्वितीया एकवचन कर्मविशेषण | पुद्गलकर्म-द्वितीया एक० 
कमे । तत्‌-द्वितीया एक० । च-अव्यय । एवं-अव्यय । वेदयते-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एक०। पुद्गल- 
कर्म-द्वि० एक० । अनेकविध-ह्वितीया एकबचन, कर्म विशेषण ।।८४॥ 


प्रयोजनमात्र जानकर निमित्तनैमित्तिक भावसे उपेक्षा कर पपने श्रात्मस्तरूपमें उपयुक्त होनेका 


॥॥ 


(पोरुष करना ॥८४॥ 

झब इस उक्त व्यवहारको दूषित करते हैः--[यदि] यदि | भ्रात्मा] अ्रात्मा [इदं ] 
इस [पुद्गलकर्म | पुद्गलकमंको | [ करोति | करे [चर] प्रोर [तत्‌ एबं] उसी को [वेदयले] 
भोगे तो [सः] वह: [द्विक्रियाब्यतिरिक्तः] प्रात्मा दो क्रियासे अभिन्‍न [प्रसजति] प्रसक्त होता 
है सो यह [जिनावसतं] जिनदेवका अ्रवमत है याने जिनमतसे श्रलग है । 

तात्पयं--आ्रात्मा श्रपने परिणामकों तो करता भोगता है ही, भ्रब यदि यह मान लिया 
जाय कि प्रात्मा पुदूगलकमंकों भो करता है व पुद्गलकमंको भी भोगता है तो यह जिनमत 
नहीं किन्तु पूर्णा मिथ्या है । 

टीकार्थं--निश्चयत: यही सारी ही क्रिया परिणामस्वरूप होनेके कारण परिणामसे 
कुछ भिन्‍न वस्तु नहीं है और परिणाम भो परिणाम तथा परिणामी द्रव्य दोनोकी प्रभिन्‍न- 
बस्तुता होनेसे परिणामीसे पृथक्‌ नहीं है । इस प्रकार क्रिया श्रोर क्रियावानुकी अभिन्‍नता है । 
ऐसी वस्तुकी मर्यादा होनेपर जैसे जीव व्याप्यव्यापकभावसे भ्पने परिणामको करता है श्र 
माव्यभावकभावसे उसी अपने परिणामको अनुभवता है, भोगता है, उसी तरह व्याप्यव्यापक 
भावसे पुद्गलकमंको भी करे तथा भाव्यभावकभावसे पुदूगलकमंका ही ग्रनुभव करे, भोगे तो 
प्पनी और परको मिली दो क्रियाग्रोका प्रभेद सिद्ध हुआ । ऐसा होनेपर भपने श्रौर परके 
भेदका प्रभाव हुथ्ना । इस प्रकार प्ननेकद्रव्यस्वरूप एक श्रात्माकों प्रतुभवने बाला जीव मिध्या- 
दृष्टि होता है । परन्तु ऐसा वस्तुस्वरूप जिनदेवने नही कहा है, इसलिये जिनदेवके मतके बाहर 
है । भावार्थ--जो पुरुष एक द्रव्यको दो द्रव्योंकी क्रियाग्रोंका कर्ता मानता है, यह मिथ्याहृष्टि 
है, क्योंकि दो द्वव्योकी क्रिया एक द्रव्यसे मानना यह जिनदेवका मत नही है । 

प्रसंगविवरण--श्रनन्तरपुरवं गाथामे बताया गया था कि जीव पुद्मलकर्मकोी करता है 
ब भोगता है यह व्यवहारनयका मत है । भ्रब उस व्यवहारकों दूषण देनेके लिये यह गाधा 
ग्राई है । 

तथ्यप्रकाश-- (१) परिणति क्रिया पर्यायसे भिन्‍न नहीं है। (२) पर्याय पर्यायवान्‌ 


कतु कर्माघिकार १७७ 
श्रथेन वृषयति--- 
जदि पुर्गलकम्ममिणं कुब्बदि त॑ चेव वेदयदि आंदा । 
दो किरियावदिरित्तो पसज्जए सो जिणावमदं ॥८५॥ 
यदि आत्मा करता है, भ्ररु मोगता पोद्गलिक कर्मोंको । 
तो दोनों हि क्रियाप्रों-से तन्मयता प्रसक्त हुई ॥॥८५॥ 
यदि प्‌ दुगलकर्मेद करोति तच्चंव वेदयते आत्मा । द्िक़रिया5व्यतिरिक्त: प्रसजति स जिनावमतं ॥८५॥ 
इह खलु क्रिया हि तावदखिलापि परिणामलक्षणतया न नाम परिणामतोस्ति भिन्‍ना, 
परिणामोपि परिणामपरिणामिनोरभिन्नवस्तुत्वात्परिणामिनो न भिन्‍नस्ततो या काचन क्रिया 
किल सकलापि सा क्रियावतों न भिन्‍नेति क्रियाकर्तोरव्यतिरिक्ततायां वस्तुस्थित्या प्रतपत्यां 
यथा व्याप्यव्यापकभावेन स्वपरिणामं करोति, भाव्यभावकभावेन तमेवानुभवति व जीवस्तथा 
व्याप्यव्यापकभावेन पुद्गलकर्मापि यदि कुर्यात्‌ भाव्यभावकभावेन तदेवानुभवेच्च ततो य॑ स्व*« 
परसमवेतक्रियाद्वयाव्यतिरिक्ततायां प्रसजंत्यां स्वपरयो: परस्परविभागप्रत्यस्तमनादनेकात्मकमेक- 
मात्मानमनुभवन्मिथ्याहृश्तिया सर्वज्ञाबमतः स्थात्‌ ॥५५॥ 


दिल्‍न+कथ >िििनओणन किचन 


नामसंज्ञ-जदि, प्‌ ग्गलकग्म, इम, त, च, एव, अत्त, दोकिरियावदिरित्त, त, जिणावमद | धातु 
संज्ञ-कुव्व करणे, वेद वेदने, प-सज्ज समवाये । प्रातिपदिक--यदि, प्‌ दुगलकमंन्‌, इृदमू, ततूु, च, एव, 
आत्मन्‌, द्विक्रिया5*व्यतिरिक्त, ततू, जिनावमत । मूलधातु-विद चेतनाख्याननिवासेषु चुरादि, रिचिर्‌ बिरे- 
चने रुधादि, रिंच वियोजनसम्पर्चनयों , प्र-पच समवाये । पदविवरण -यदि-अव्यय । प्‌ दुगलकर्म-द्वितीया 
एकबचन । इदम्‌-द्वितीया एक०। करोति-वर्तमान लटू अन्य प्‌ रुष एक० | तत्‌-द्वितीया एक० | च- 
अव्यय । एव-अव्यय । वेदयते-वर्तमान लट अन्य प्‌ रुष एक० । आत्मा-प्रथमा एक» कर्ता। द्विक्रिया5्व्य- 
तिरिक्त -प्रथमा एक० । प्रसजति-वर्तमान लट अन्य प्‌ ० एक०। स'-प्रथमा एक ० । जिनावमतं-प्रथमा 
एकवचन ।।८५।॥। 


(द्रव्य) से भिन्‍न नही है। (३) क्रिया क्रियाबान (द्रव्य) से भिन्‍न नही है। (४) जीव प्रपनी 
ही क्रिया कर सकता है। (५) यदि जीव अपनेको भी करे, भोगे तथा पुद्गलकमेंको भो करे, 
भोगे तो यह जीव है या कर्म है यह विभाग ही न बन सकेगा श्रोर न यों कोई सत्‌ रह 
सकेगा | (६) व्यवहारसे जीव पुदूगलकमंकों करता, भोगता है इसका श्रर्थ उपादानहूपसे नहीं 
है, किन्तु इससे मात्र निर्मित्तनैमित्तिक भाव ही समझकर वस्तुत: जीवको भ्रकर्ता निरखना । । 

सिद्धान्त--(१) एक द्रव्य दूसरे द्रव्यकी परिणति नहीं कर सकता । (२) निमित्त | 
बतानेके लिये एक द्रव्यमें दूसरे द्रव्यका कतृ त्व आरोपित होता है । 

हृष्टि--- १- परद्रव्यादिग्राहुक द्रव्याथिकनय (२६)। २० परकतुत्व ग्रनुपचचरित 
प्रसदभूतव्यवहार (१२६) 


अीनन नमन त--+- 


१७८ समयसार 
कुतो दिक्रियानुमावी मिथ्याहृष्टिरेति चेवु-- 

जह्या दु अत्तमावं एुर्गलभाव॑ व दोवि कुब्बंति । 

तेश दु मिच्छादिद्दी दोकिरियावादिणों हुँति ॥८६॥ 

सू कि उक्त मतहटमें, प्रात्माने स्वपरभाव कर डाला । 

सो दोकिरियावादी, मिथ्याहष्टो हि होते वे ॥८६॥ 
मस्मात्त्वात्ममाव प्‌ दगलभाव च द्वावषि कुर्बंति। तेन तु मिथ्याह्ष्टयो द्विक्रियावादिनों भवति ॥5६६॥ 

यतः किलात्मपरिणामं पुद्गलपरिणामं व कुव॑तमात्मानं मन्यंते द्विक्रियावादिनस्ततस्ते 

मिथ्याहश्य एवेति सिद्धांत: | मा चेकद्रग्येण द्रव्यद्रयपरिणाम: क्रियमाणः प्रतिभातु । यथा किल 
कुलालः कलशसंमवानुकूलमात्मव्यापारपरिणाममात्मनो5व्यतिरिक्तमात्मनो5व्यतिरिक्तया परिण- 
तिमान्रया क्रियया क्रियमाण कुर्वाण: प्रतिभाति न पुनः कलशकरणाहुंकारनिर्भरोपि स्वव्यापा- 
रानुरूपं मृत्तिकायां: कलशपरिणामं मृत्तिकायाः ग्रव्यतिरिकतं मृत्तिकाया: भ्रव्यतिरिक्तया परिण- 





नामसंज्ञ--ज, दु, अत्तभाव प्‌ ग्गलभाव, च, दु, वि, त, ढु, मिच्छादिट्ठि, दोकिरियावादिण्‌ । धातु- 
संज्ञ-कुव्व करणे, हो सत्ताया | प्रातिपदिक - यत्‌, तु, आत्मभाव, प्‌ दुगलभाव, च, दि, अपि, तन, तु, 
प्रयोग-- पुद्गलकर्मके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे निराला भ्रपना भ्रन्तस्तत्त्व निरखकर 
इस निजमें हो ज्ञानवृत्ति बनाये रहनेका पौरुष करना ॥५५॥ 
यहाँ प्रश्न उठता है कि दो क्रियाप्रोंका अनुभव करने वाला पुरुष मिथ्याहृष्टि कैसे हो 
सकता है ? उसका समाधान करते हैं-- [यस्मात्‌ तु] जिस कारण | प्रात्मभावं | ग्रात्माके 
भावको [च] और [पुद्गलभावं | पुदू्गलके भावकों [द्ौ श्रपि| दोनो ही को आत्मा [कुर्बन्ति] 
करते है ऐसा कहते है [तेन तु| इसो कारण [द्विक्रियाबादिर: ] दो क्रियाग्रोंकों एकके ही 
कहने वाले [मिथ्याहृष्टणः | भिध्याहृष्टि ही [मरंति] हैं । 
टीकार्थ--चुंकि द्विक्रियाबादी श्रात्मा श्रौर पुदूगल दोनोंके परिणामोंका कर्ता आत्मा 
को मानते है, इस कारण वे मिथ्याहृष्टि ही है, ऐसा सिद्धान्त है। सो एक द्रव्यके द्वारा दोनों 
द्रव्योका परिणमन क्या जा रहा है, ऐसा मुझे प्रतिभासित मत होवे । जैसे कुम्हारके घड़ेके 
होनेके अनुकूल अपना व्यापाररूप हस्तादिक क्रिया तथा इच्छारूप परिणाम शअ्रपनेसे अभिन्न 
तथा प्रपतेसे श्रभिश्नपरिणतिमात्रक्रियासे किये हुएको करता हुमा प्रतिभासित होता है श्रौर 
घट बनानेके अ्रहंकारसे सहित होतेपर भी स्वव्यापारके श्रनुकूल भिट्टीसे श्रभेदरूप तथा मिद्ठीसे 
झअभिन्‍न मृत्तिकापरिणत्तिमान्न क्रिया द्वारा किये हुए मिट्रोके घटपरिणामको करता हुआ्ना नहीं 
मालूम होता । उसी प्रकार श्रात्मा भी श्रज्ञानसे पुदूगलकर्मके ग्रनुकूल अपनेसे श्रभिन्‍न, अपनेसे 


कतृ कर्माधिकार १७६ 
तिमात्रया क्रिय्रया क्रियमारणं कुर्वाणः प्रतिभाति । तथात्मापि पुद्गलकर्मपरिणामानुकूलमज्ञा- 
नादात्मपरिणाममाल्मनोडव्यतिरिक्तमात्मनोडव्यतिरिक्तया परिशातिमाक्ष्या क्रियया क्रियमारां 
कुर्वाण: प्रतिभातु मा पुनः पुद्गलपरिशामकरणाहुंकार निर्भरोपि स्वपरिणशामानुरूप पुद्गलस्य 


मिध्यादृष्टि, द्विक्रियावादित्‌। मूलघातु-डकृअ करणे, वद व्यक्तायां वाचि भ्वादि, वद सदेशवचने 
चुरादि, दृशिर्‌ प्रेक्षणे, भू सत्ताया । पदविवरण--यस्मात्‌-हेत्वर्थे पंचमी एकवचन। तु-अव्यय । 





झ्रभिन्‍त अपनो परिणतिमात्र क्रियासे किये हुए झात्मपरिणामकों करता हुआ प्रतिभासित होवे 
परन्तु पुदूगलपरिणामके करनेके ग्रहंकारसे युक्त होनेपर भी स्वपरिणाभके भ्रनुकूल, पुदगलसे 


प्रभिन्‍न तथा पुद्गलसे अभिन्‍न पुद्गलकी परिणतिमात्र क्रियासे किये हुए पुदूगलके परिणशामको 
करता हुआ आत्मा मत प्रतिभासों । 


भावार्थ --प्रात्मा अपने ही परिणामको करता हुप्रा प्रतिभासित होवे, पुदगलके परि- 
णामको करता हुआ प्रतिभासित नहीं होवे । आत्मा और पुद्गल इन दोनोंकी क्रियायें एक 
ग्रात्माकी हो मानने वाला मिथ्याहृष्टि है। यदि जड और चेतनकी एक क्रिया हो जाय, तो 
स्वंद्रव्य पलटनेसे सबका लोप हो जायगा, यह बड़ा भारी दोष है । 

ग्रब इसी श्रथंके समर्थेनशा कलशरूप काव्य कहते हैं--यः परिस्मभ्मति इत्यादि । 
अ्रथं--जो परिणमन करता है, वह कर्ता है श्रौर उसका परिणाम कम है तथा परिरणति 
क्रिया है । ये तीनो हो वस्तुत्वसे भिन्‍न नहीं है। भावार्थ -द्रव्यहृष्टिसे परिणाम ओर परि- 
णामीमें अ्भेद है तथा पर्यायहश्सि भेद है । वहाँ भेददृष्टिसे तो कर्ता कर्म और क्रिया ये तोन 
कहे गये है ओर गअभेदहश्सि वास्तवमे यह कहा गया है कि कर्ता, कर्म प्रौर क्रिया--ये तीनों 
ही एक द्रव्यकी प्रवस्थायें है, वे प्रदेशभेदरूप भिन्‍न वस्तु नहीं है । 

ग्यौर भी कहते है--एक: इत्यादि । श्रथें--वस्तु प्रकेली हो सदा परिणमन करती 
है, एकके ही परिणाम होते है ग्रर्थात्‌ एक अ्रवस्थासे प्नन्य अवस्था होती है । तथा एककी ही 
परिणति (क्रिया) होती है । यों वस्तु अनेकरूप हुई तो भो बह एक ही वस्तु है, भेद नहीं 
है । भावार्थ--एक बस्तुकी श्रनेक पर्याय होती है, उनको परिणाम भी कहते है, ग्रवप्था भी | 
कहते है । वे संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजनादिकसे भिन्‍न-भिन्‍न प्रतिभास रूप है, तो भी एक| 
बस्तु हो है, भिन्‍न नही है, ऐसा भेदाभेदस्वरूप ही बस्तुका स्वभाव है । 

फिर कहते है-+नोमभो इत्यादि । श्र॒थे--दो द्रव्य एक होकर परिणमन नहीं करते 
झौर दो द्रव्यका एक परिणाम भी नहीं होता तथा दो द्रव्यकी एक परिणति (क्रिया) भी 
नहीं होती । बयोंकि जो भ्रनेक द्रव्य हैं, वे भ्नेक ही हैं, एक नहीं होते । भावाधं--दो वस्तुयें 
स्वथा भिन्न हो हैं, प्रदेशभेदरूप ही है, दोनों एकरूप होकर नहीं परिशभन करती, एक 











१८० समयसार 


परिणाम पुद्ंगलादव्यतिरिक्तं पुदंगलादव्यतिरिक्तया परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमारणं कुर्वाणः 
प्रतिभातु । यः परिणमति स कर्ता यः परिणामों भवेत्त तत्कमं । या परिणतिः क्रियासा 
श्रयमपि भिन्‍ने न वस्तुतया ॥५१॥ एक: परिणमति सदा परिणामों जायते सर्देकस्य । एकस्य 
परिणति: स्यादनेकमप्येकमेव यत: ॥५२॥ नोभौ परिणमत: खलु परिणामों नोभयो: प्रजयित । 


न्ज्ज-त+ायनन्‍नत तीन ऑल न तन त +तलतजततञ जज +तभ++नत_+__-+-+_++नलडडनस  त तता++त+क्‍न...+ न 


आत्मभावं-द्वितीया एक० । पुद्गलभाव-द्वितीया एक० । च-अव्यय । द्वौ-द्वितीया द्विवचचन । अपि-अव्यय । 
कु न्ति-वर्तमान लट्‌ अन्य प्‌ रुष बहुवचन क्रिया । तेन-हेत्वर्थे तृतीया एक० । तु-अव्यय । मिश्याहप्टय - 


परिणामकों भी नहीं उपजाती और एक क्रिया भी उनकी नहीं होती, ऐसा नियम है । यदि 
दो द्रव्य एकरूप होकर परिणमन करें तो सब द्रव्योंका लोप हो जायगा । 

झ्रब इसी भ्रथंको हृढ़ करते हैं-- नैकस्य इत्यादि । अ्र्थें--एक द्रब्यके दो कर्ता नही 
होते, एक द्रव्यके दो कर्म नहीं होते श्रौर एक द्रव्यकी दो क्रियायें भी नही होती, क्योकि एक 
द्रव्य भ्रनेक द्रव्यरूप नहीं होता । भावार्थ -- प्रत्येक द्रव्य ग्रकेला ही अपने श्रापमे श्रपनी परि- 
शणाति करता है । 

अब अज्ञानविलय व बन्धविलयकी भावना करते है--शभ्रासंसारत इत्यादि | श्रषं-- 
इस जगतमें मोही अज्ञानी जोबोंका यह “मै परद्रव्यको करता हूं” ऐसा परद्रव्यके कतृ त्वका 
प्रहंकार रूप ग्रत्यन्त दुनिवार श्रज्ञानांधकार भ्रनादि संसारसे लेकर चला ग्राया है । यदि पर- 
मार्थ श्रभेद नयके ग्रहशासे वह एक वार भी नष्ट हो जाय तो ज्ञानघचन आत्माकों फिर केसे बंध 
हो सकता है ? भावार्थ - शभ्रज्ञान तो भ्रनादिका हो है, परन्तु परमार्थनयके ग्रहणसे यदि दर्शन- 
मोहका नाश कर एक बार यथार्थ ज्ञान होकर क्षायिकसम्यक्त्व उत्पन्न हो जाय तो फिर 
मिथ्यात्व नहीं भ्रा सकता तब उस मिथ्यात्वका बंध भी नहीं हो सकता श्रौर मिथ्यात्व गये 
बाद संसार-बंधन कैसे रह सकता है ? उसका तो मोक्ष ही होगा । 

गौर भी कहते हैं--पश्रात्म इत्यादि । श्रथें--प्रात्मा तो श्रपने भावोंकों ही करता है 
श्रोर परद्रव्य परके भावोंको करता है । क्योंकि अपने भाव तो ग्रपने ही है तथा परभाव परके 
ही हैं। भावार्थ--ग्रात्माका परमें कतृत्व नही, फिर भो परमें कतृत्व माने तो वह 
भ्रज्ञान है । 

प्रसंगविबरण--शभनन्तरपूर्व गाथामें बताया गया था कि एक द्र॒व्यको दो क्रियाबोंका 
प्रनुभव करना बताना भिश्यात्व है। भ्रब उसी सम्बन्धमें पूछा गया कि दो क्रियावोंका अनु- 
भव करने वाला बताना भिथ्याहृष्टि क्यों है ? इसका समाधान इस गाथामें दिया गया है । 

तथ्यप्रकाश--( १) कोई द्रव्य श्रपना भी परिणमन करे व दूसरेका भो परिणमन करे 
ऐसी मान्यता मिथ्यात्व है, क्योंकि ऐसा कभी भी होता नही । (२) जो पदार्थ परिणमता 


क॒तु कर्माधिकार १८१ 


उभयोने १रिणतिः स्थाद्यदनेकमनेकमेव सदा ॥५३।। नैकस्थ हि कर्तारो द्वौ सतो द्वे क्मंणी न 
चैकस्य । नैकस्य च॒ क्रिये दे एकमनेक॑ यतो न स्थात्‌ ॥१४॥ शझ्ासंसारत एवं धावति पर कुर्वे- 
हमित्युच्चक॑ः, दुर्वारं ननु मोहिनामिह महाहंक्राररूपं तमः। तदूभूतार्थपरिग्रहेण विलय॑ यद्येक- 
बार ब्रजेतू, तत्कि ज्ञानघनस्य बंधनमहो भूयों भवेदात्मन: ॥१५५॥ आत्मभावान्करोत्यात्मा पर- 
भावान्सद। पर: । प्रात्मैव ह्यात्मनो भावाः परस्य पर एवं ते ॥५६॥ ॥॥५६॥ 


455५६: “४-४3 ने नन्‍जजी जे कि घन तत च 3 


प्रथमा बहु० । द्विक्रियावादिन'-प्रथमा बहु०। भवन्ति-वर्तेमान लटू अन्य प्‌ ० बहुबचन ॥॥८६॥। 


है वह कर्ता है । (१) जो परिणमन होता है वह कर्म है। (४) परिणति हो क्रिया है। 
(५) कर्ता, कम व क्रिया--ये तीनों ही वस्तुपनेसे भिन्‍न नहीं है। (६) एक परिणमन दो 
द्रव्योंका नहों होता । (७) एक द्रव्य दो का परिणमन नही करता । (८५) जिनको स्वद्र॒व्य- । 
क्षेत्रक/लभावमय अंतःस्वरूपको श्रद्धा है उनके परकत्‌ त्वका अ्रहकार नहीं रहता । (६) जिनके 
भ्रहुंकार नही है, उनके संसारबंधन नही है । 

सिद्धान्त--( १) प्रत्येक द्रव्य श्रपने ही द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे ही है । (२) प्रत्येक . 
द्रव्यका कतृ कर्मत्व स्वयं अपने ग्रपनेमें ही है। 

हृष्टि-- १- ख्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्याथिकनय (२५) । २-- कारककारकिभेदक सदूभूत- 
व्यवहार (७३), कारककारकिभेदक अशुद्ध सदुभूतव्यवहार (७३श्र)। 

प्रयोग--न तो परमें कुछ किया जा सकता है श्रौर न परके द्वारा मुभमें कुछ किया - 
जा सकता है, ऐसे अत्यन्त भिन्‍न समस्त परद्रव्योंसे लगाव मृलतः नष्ट करके भअ्रपनेमें ही मात्र ' 
ज्ञानवृत्तिसे व्तते रहनेका पौरुष करना ॥5८६॥ 

शंकाः--परद्रव्यका कतृ कमंत्व मानने वाला मिथ्याहृष्टि है यह कहा है । वहाँ यह 
ज्ञातव्य है कि मिथ्यात्वादिभाव किसके कहे ? यदि जीवके परिणाम कहे जायें तो पहले रागादि 
भावोंको पुदूगलके परिणाम कहां था, उस कथनसे यहाँ विरोध श्राता है। यदि पुदूगलके 
परिणाम बहे जाये तो जीवका कुछ प्रयोजन नही, फिर [उसका फल जीव क्यों पावे ? प्रब 
इस जिज्ञासाका समाधान करते है--[पुनः]| झोर [मिथ्यात्वं] जो मिथ्यात्व कहा गया था 
वह [द्विविधं] दो प्रकारका है [जोवं श्रजोबं] एक जीव मिथ्यात्व, एक श्रजीव मिथ्यात्व 
[तथैब] प्रौर उसी प्रकार [श्रज्ञानं] अज्ञान [अविरिति:] भ्रविरति [योग: | योग [भोहः | मोह 
प्रौर [फ्रोधाद्या:] क्रोधादि कषाय [इसे भावाः ] ये सभी भाव जीव श्रजीवके भेदसे दो-दो 
कारके हैं । 
शा बा वि भिथ्यात्व झ्रादि नाम है और उन-उन प्रकतियोंक्रे उदयके 
जो जीवमें प्रतिफलित विकार हैं उनके भी ये ह्वी नाम हैं, ग्रतः मिथ्यात्व प्रादि दो-दो प्रकार 
क॑ हो गये। 


श्र समंयसार 


भिच्छतत पुर दुविहं जीवमजीबं तहेव अण्णाणं। 
अविरदि जोगो मोहो कोहादीया इमे भावा ॥८७॥ 
मिथ्यात्व दो तरहका, जोब प्ररु ध्रजीवरूप होता है । 


अ्रज्ञान सोह भ्रविरति, फ्रोधादि योग भी दो दो ॥८७॥ 
मिथ्यात्व प्‌ नह्विविध जीवोड5्जीवस्तर्थवाज्ञानं । अविरति योगो मोह: क्रोधाद्या इमे भावा: ॥५७॥ 


मिथ्यादर्शनमशानमविरतिरित्यादयों हि भावा: ते तु प्रत्येक मयूरमुकुरंदव ज्जोवाजीवा- 
भयां भावग्यमानत्वाज्जोबाजीवौ । तथाहि--यथा नीलकृष्णहरितपीतादयों भावा: स्वद्वव्य- 
स्वभावत्वेन मयूरेण भाव्यम।ना: मयुर एवं । यथा व्‌ नीलकृष्णहरित्तपीतादयों भावाः स्वच्छ- 
ताविकारमात्रेण मुकुरदेन भाव्यमाना मुकुरंद एवं । तथा मिथ्यादर्शनमज्नानमविरतिरित्यादयो 





नामसंज्ञ -मिच्छत्त, प॑ ण, दुंबिह, जीव, अजीव, तह, एवं, अष्णाण, अविरदि, जोग, मोह, कोहा- 
दीअ, इम, भाव | घातुसंज्ञ-भव सत्तायां। प्रकृतिशब्द--मिध्यात्व, प्‌नर्‌, द्विविध, जीव, अजीव, तथा 
एव, अज्ञान, अविरति, योग, मोह, इदस, भाव । मूलघालु“-विध विधाने, युजिर्‌ योगे रुधादि, मुह वे चित्ये 
टीकार्थ--मिथ्यादशेन, झज्ञान, अविरति इत्यादिक जो भाव है वे प्रत्येक पृथक्‌-पृथक्‌ 
मयूर और दर्पंशकी भाँति जीव ग्रजीवके द्वारा हुवाये गये है, इसलिये जीव भी है श्लौर अजीव 
भी है। जैसे मयूरके नीले, काले, हरे, पीले श्रादि वर्ण रूप भाव मयूरके निज स्वभावसे भाये 
हुए मयूर ही हैं। श्र, जैसे दपंणमें उन वर्णोके प्रतिबिम्ब दिखते है, वे दर्पणकी स्वच्छता 
(निर्मेलता) के विकार मात्रसे भाये हुए दर्पण ही है । उस्रो प्रकार मिथ्यादर्शन, अ्रज्ञान, अबि- 
रति इत्यादिक भाव अपने अ्रजीवके द्रव्यस्वभावसे (अ्रजीवरूपसे) भाये हुए अजीब ही है तथा 
वे मिथ्यादर्शन, अ्ज्ञान, अ्रविरति ग्रादि भाव चंतन्यके विकारमात्रसे (जीवसे) भागे हुए जीव 
ही है । मावार्थ--पुद्गलकर्मेके विपाकके निमित्तसे जीव विभावरूप परिणशमन करते है सो 
हाँ वे जो चेतनके विकार हैं, वे जीव ही है श्र जो पुदुगल मिथ्यात्वादिक कर्मरूप परिण- 
मन करते है, वे पुदगलके परमाणु हैं तथा उनका विपाक उदयरूप होकर वे स्वादरूप होते है, 
वे मिथ्यात्वादि अजीव हैं । ऐसे मिथ्यात्वादि भाव जीव अ्रजीवके भेदसे दो प्रकारके है--(१) 
जीव मिथ्यात्वादि, (२) श्रजीब मिथ्यात्वादि । जो मिध्यात्वादि कमंकी प्रकृतियाँ है, वे पुदूगल 
द्रव्यके परमाणु है, अ्रजीवमिथ्यात्व है उनका उदय हो तब उपयोगस्वरूप जीवके उपयोगकी 
स्वच्छताके कारण जिसके उदयका स्वाद श्राये, तब उसीके श्राकार उपयोग हो जाता है। 
प्रौर तब अज्ञानी जीवको उसका भेदज्ञान नही होता, सो वह उस स्वादको ही श्रपना भात्र 
जानता है । जब इसका भेदज्ञान ऐसा हो जाय कि जीवभावको जीव जानें और श्रजीवभावको 
ग्रजीव जानें, तभी मिथ्यात्वका प्रभाव होकर सम्यग्ज्ञान होता है । 


कतृ कर्माधिकार श्दरे 


भावा: स्वद्रव्यस्वभावत्वेनाजीवेन भाव्यमाना श्रजीव एवं । तथैव च मिथ्यादशेनमशानमबिरति- 
रिव्यादयों भावाश्चेवन्यविकारमाश्रेस्प जीवेन भाव्यमाना जीव एवं ॥८७॥| 
कष कोधे दिवादि। पदविवरण _सिन्यात्वे-जथमा एक. । पुनः-अव्यन | हिविसे-प्रभमा एक. । जीव: 
प्रथमा एक० । अजीव:-प्रथमा एक० । तथा-अव्यय । एव-अव्यय । अज्ञान-प्रथमा एक०। अविरति:- 
प्रथमा एक ० । योग.-प्रथम्ा एक० । मोह -प्रथमा एक० । क्रोधाद्या.-प्रथमा बहुवचन । इमे-प्रथमा बहु० । 
भावा-प्रथमा बहुब॒चन ॥॥८७॥॥ 
प्रसंगक्विरस्त--पअनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कभी 
कर्ता हो ही नहीं सकता । इससे ग्रनन्तरपूर्व स्थलमें कहा गया था कि पुदूगलकर्मका व जीव- 
परिशणामका परस्पर निमित्तनैमित्तिक भावमान्र है। इन तथ्योंकों स्पष्ट करनेके लिये दोनों 
द्रव्योका स्वतंत्र-स्वतत्र अनुरूप परिणाम बताने वाली यह गाथा आई है । 
तथ्यप्रकाश--(१) पौदूगलिकमिथ्यात्व ग्रादि श्रकृति उदयका निर्मित्तमात्र पाकर जीव 
में जो मिथ्यात्व भाव ग्रादि होता है वह जीवमिथ्यात्व ग्रादि है जो कि पोद्गलिक मिथ्या- 
त्वादिसे भिन्न है। (२) जीवके मिथ्यात्वभाव आदिका नि्ित्तमान्न पाकर पोदृगलिक कार्माख- 
बर्गंणावोंमे जो भिथ्यात्वप्रकतिरूप ग्रादि कमंत्व होता है चह पौदूगलिक मिथ्थात्व झादि है 
जो कि जीव मिथ्यात्व आदिसे भिन्न है जैसे कि मनुष्यमुखका सामना पाकर दर्पणमें जो 
मुखाकार स्वच्छताविकार है वह फोटो दपंणमुख है जो कि मनुष्यमुखसे भिन्‍न है । (३) पुद्‌- 
गलकमंमे जो प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभाग है उसका कर्ता व उपादान स्वामी पुद्गल कर्म है । 
(४) जीवमे जो मिथ्यात्व कपाय विकल्पभाव होता है उसका कर्ता व उपादान जीव है | 
सिद्धान्त-- (१) मिथ्यात्व आदि पुदुगलक्मप्रकृतियोंका कर्ता पुद्गलकार्माणस्कंष है । 
(२) मिथ्यात्व आदि पुद्गलकर्म प्रकृतियोकी उद्भूतिका निर्मित्त जीवपरिणाम है। (३) मिथ्या- 
त्वादि विभावोंका कर्ता संसारी जोव है । (४) मिथ्यात्वादि विभावोंकी उद्भूतिका निम्मित्त 
मिथ्यात्वादि कर्मप्रकृतियोका विपाकोदय है । 
हृष्टि-- १- कारककारकिभेदक श्रशुद्ध सदभूतव्यवहार (७९श्रन)। २- उपाधिसापेक्ष 
प्रशुद्ध द्रृव्याथिकनय (२४) । ३- कारकक़ारकिभेदक भ्रशुद्ध सदुभूतव्यवहार (७३श्र) | उपा- 
धिसापेक्ष भ्रशुद्ध द्रव्याथिकनय (२४) । 
प्रयोग--कर्मविकारोको कर्ममे श्लौर जीववबिकारोंकों जीवमें निरखकर पराधीनता व 


कायरताका भाव हंटाना चाहिये और निमित्तनैमित्तिक भाव परखकर शअपनेक़ो अविकार चैत- 
न्‍्यस्वभावमात्र ग्रद्भीकार करना चाहिये ॥५७॥ 


यहाँ पूछते है कि मिथ्यात्वादिक जीव भ्रजीव कहे हैं वे कोन है, उसको उत्तर कहते 
हैं--- [मिथ्यात्वं] जो मिथ्यात्व [योगः] योग [शअ्रजिरति:] झ्रविरति [भप्ज्ञानं] भज्ञान 


श्छ्ड समयसार 
काविह जीवाजीबाबिति चेतु-- 
पुग्गलकम्म॑ मिच्छ॑ं जोगो अविरदि अणाणमज्जीवं। 


उबथोगो अण्णाणं अविरइ मिच्छ च जीवो दु ॥८८॥ 
पौद्गलिक कर्म मिथ्या, भ्रविरति श्रज्ञान योग निश्चेतन । 


मिथ्या अविरति ग्रज्ञानन योग उपयोगमय चेतन ॥८८॥ 
पुद्गलकर्म मिथ्यात्वं योगो४<विरतिरज्ञानमजीव: । उपयोगो&ज्ञानमविरतिमिथ्यात्व॑च॒ जीवस्तु ।।८८॥। 
यः खलु मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतिरित्यादिरजीवस्तदमुर्ताच्चैतन्यपरिणामादन्यत्‌ मूत्तेँ 


नामसंज्-पुग्गलकम्म, मिच्छ, जोग, अविरदि, अण्णाण, अज्जीव, उबओग, अण्णाण, अविरदि 
मिच्छ, च, जीव, दु। घातुसंज्ञ--जीव प्राणधारणे । प्रतिपदिक-पुद्गलकमन्‌मिथ्यात्व, योग, अविरति 
अशान, अजीव, उपयोग, अज्ञान, अविरति, मिध्यात्व, च, जीव, तु । मूलधातु-- पूरी आप्यायने, गल अदने, 
इुकृत करणे, युजिर्‌ योगे, अ-श्ञा अवबोधने | पदविवरण-पुद्गलकर्म-प्रथमा एक०। मिथ्यात्वं-प्रथमा 
एक० । योग:-प्रथमा एक० । अविरति:-प्रथमा एक०। अज्ञानं-प्रथमा एक०। अजीव.-प्रयमा एक० । 








झभिजीवः | भ्रजीव है वह तो [पुद्गलकर्म] पुद्गलकमं है [च] झौर जो | प्रज्ञानं] भ्रज्ञान [अ्रवि 

रतिः] ग्रविरति [मिथ्यात्वं] मिथ्यात्व [जीवः] जीव है [तु] सो [उपयोगः] उपयोग है । 

तात्पर्यं--मिथ्यात्वादिक कमंप्रकृतियाँ तो अ्रजीव हैं श्रौर उन प्रकृतियोंके विपाकका 
सान्निध्य पाकर उपयोगमें जो उस विपाकका प्रतिफलन व विकल्‍प होता है बहू जीव (जीव- 
विकार) है। 

टीकार्थय--जो निश्चयसे मिथ्यादर्शन, भज्ञान, अविरति इत्यादि ग्रजीव हैं वे प्रमुतिक 
सेतन्यके परिणामसे श्रन्य मूतिक पुद्गलकमं हैं श्रोर जो मिथ्यादर्शन, भ्रज्ञान, श्रविरति इत्यादि 
जीव हैं वे मूतिक पुदुगलकमंसे प्रन्य चैतन्यपरिणामके विकार हैं । 

प्रसंगविवरण-- ग्रनन्तरपूर्व गाथामें बताया गया था कि मिथ्यात्व ग्रादि जीव व 
भ्रजीव दोनोंरूप हैं, इसपर यह जिज्ञासा हुई कि वे जीव अजीवरूप कौन-कौन हैं ? इसके 
समाधानमें यह गाथा श्राई है । 

तथ्यप्रकाश - (१) मिध्यात्वप्रकृति, श्रनन्तानुबंधी क्रोधादि १६ चारित्रमोहनोयप्रक- 
तियाँ, ज्ञानावरण व शरोर श्रज्भोपाड्भरादि नामकमं अ्रादि ये सब ग्रजीव द्रव्यप्रत्यय हैं। (२) 
मिथ्यात्वभाव, हिसादि पापभाव, भअज्ञान व भावयोग ये सब जीवरूप भावप्रत्यय हैं। (३) 
द्रव्यप्रत्यय जीवसे पृथक्‌ हैं | (४) भावप्रत्यय पुद्गलकर्मसे परथक्‌ हैं । 

सिद्धान्त-- (१) द्रव्यप्रत्यय उपादानरूप पोदुगलिक है। (२) भावप्रत्यय उपादानतया 
जीवरूप हैं । 

हेष्टि-- १- अशुद्धनिश्वयनय (४७) । २- भ्रशुद्धनिश्वयनय (४७) । 


कतृ कर्माधिकार॑ १८५ 
पुद्गलकर्म, यस्तु मिध्यादशंनमज्ञानमविरतिरित्यादि जीव: स मूर्तात्पुदूगलकमंणोःन्यश्चतन्य- 
प१रिणामस्य [विकारः ।८८॥। 

_उपयोग.-प्रथमा एक०। अज्ञानं-प्रथमा एक०। अविरतिः-प्रथमा एक० । मिथ्यात्वं-प्रथमा एकवचन। 
च-अव्यय । जीव:-प्रथमा एकंबचन । तु-अव्यय '|८५॥ 


<.->-*>+६०५००- ४० मे कस क५>०० सका क उनमे >क 





प्रयोग-- प्रकृतिसे, प्रकृतिनिमित्तक प्रभावसे भिन्‍न पुरुषतत्त्व (्रात्मतत्त्व) को ग्रापा 
निरखकर इस ही भ्रन्तस्तत्त्वमें रमनेका पोरुष करना ॥८८५॥। 

प्रश्न--जीव मिथ्यात्वादिक भाव चैतन्यपरिणामका विकार किस कोरण है ? उत्तर- 
[ मोहयुक्तस्य ] भ्रनादिसे मोहयुक्त [ उपयोगस्य| उपयोगके [श्रनादय: ] श्रनादिसे लेकर [ त्रयः 
परिरणासा: ] तीन परिणाम है वे [भिश्यात्वं | मिथ्यात्व |श्रज्ञानं|] श्रज्ञान [च अ्रविरतिभावः] 
श्रौर ग्रविरतिभाव ये तीन [ज्ञातव्यः:] जानना चाहिये । 

टीकार्थ--निश्चयसे समस्त वस्तुझोका स्वरसपरिणमनसे स्वभावभूत स्वरूपपरिणमन 
में समथेता होनेपर भी उपयोगका भअ्रनादिसे ही श्रन्य वस्तुभूत मोहयुक्त होनेसे मिथ्यादर्शन, 
प्रज्ञान, अविरति ऐसे तीन प्रकारका परिणामविकार है । और वह स्फटिकम णिकी स्वच्छतामें 
परके डंकसे परिणामविकार हुएकी भांति परसे भी होता ' हुआ देखा गया है । जैसे स्फटिककी 
स्वच्छतामें ग्रपना स्वरूप उज्ज्वलतारूप परिणामकी सामर्थ्य होनेपर भी किसी समय काला, 
हरा, पीला जो तमाल, केर, सुबरणपात्र समोपवर्ती झ्राश्नयकी युक्ततासे नोला, हरा, पीला ऐसा 
तीन प्रकार परिणामका विकार दीखता है, उसी प्रकार आ्रात्माके (उपयोगके) झ्नादि मिथ्या- 
दर्शन, ग्रज्ञान, श्रविरति स्वभावरूप श्रन्य वस्तुभूत मोहकी युक्तता होनेसे मिथ्यादर्शन, अ्ज्ञान, 
ग्रविरति ऐसे तोन प्रकार परिशणामविकार निरख लेना चाहिये । भावार्थ -श्रात्माके उपयोग 
में ये तीन प्रकारके परिणाम विकार भ्रनादि कर्मके निमित्तसे है। कही ऐसा नही है कि पहले 
श्रात्मा शुद्ध ही था, अ्रब यह नवीन ही श्रशु७ हुमा हो । ऐसा हो तो सिद्धोको भी फिरसे 
झशुद्ध होना चाहिये, किन्तु ऐसा नही है । 

प्रसंगदिवरण--अ्रनन्तरपूर्व गाथामें बताया गया था कि मिथ्यात्वादि पुदुगलकर्मरूप 
है भर उपयोगरूप याने जीवरूप भी है । इस कथनपर यह प्रश्त हो जाता है कि चैतन्यस्वरूप 
जीवके ये मिथ्यात्वादि विकार क॑से हो गये ? इसका उत्तर इस गाधामें है । 

तथ्यप्रकाश-- (१) सभी पदार्थोकी भाँति उपयोग (जीव) भो स्वरूपपरिणमनमें समर्थ 
होनेसे परिशमता रहता है । (२) इस उपयोग (जीव) का भ्रनादिवस्त्वन्तरभूत मोहसे युक्तपना 
होतेसे निमित्तनैमित्तिक योगवश वस्त्वंतरभूत विपाकके श्रनुरूप मिथ्यादशन, अ्रज्ञान, भ्रविरति*ब 
रूप परिणमता रहता है। 


(८ समय्सार 


मिध्यादशंता दिश्वेतन्यप रिसस्सस्य बिकार: कुत इति लषेत्‌-- 
उवश्योगस्स अणाई परिणामा तिण्णि मोहजुत्तस्स । 


मिच्छत्तं अण्णाणं अविरदिभावों य शायव्वो ॥८६॥ 
उपयोग मोहयुतके, प्रवादिसे तीन परिर्णमन ब्ते । 
भिथ्या भ्रज्ञान तथा, अ्विरति इन तोनकों जानो ॥८९॥। 
उपयोगस्यथानादय परिणामास्त्रयो मोहयुक्तस्य । मिथ्यात्वमज्ञानमविरतिभावश्च ज्ञातव्य: ॥5८६॥ 
उपयोगस्य हि स्वरसत्त एवं समस्तथस्तुस्वभावभू तस्वरूपपरिणामसमर्थत्वे सत्यनादिब- 
स्व्वंत्रभूतमोहयुक्तत्वान्मिध्यादर्शनमज्ञानमविरतिरिति त्रिविध: परिशामविकार:। स तु तस्य 
स्फटिकस्व चछुताया इव परतोपि प्रभवन्‌ दृष्टः | यथा हि स्फटिकस्वच्छुतायाः स्वरूपपरिणामस- 
र्थत्वे सति कदाचिन्नीलहरितपीततमालकदलीकांचनप।त्रोपाभ्रययुक्तत्वान्नीलो हरितः पीत इति 
त्रिविध: परिणशामविकारों दृष्स्तथोषयोगस्थानादिभिथ्यादर्शनाज्ञानाविरतिस्वभाववस्ल्वतरभूत- 
मोहयुक्तत्वान्मिथ्यादशंनमज्ञानमविरतिरिति त्रिविध: परिणामविकारो हंष्टव्यः ॥८६॥ 
.. मामसंज्र--उवओग, अणाइ, परिणाम, ति, मोहजुत्त, मिच्छत्त, अप्णाण, अविरदिभाव, य । धातु 
पंज्ञ - जु मिश्रणें, जाण अवबोधने। भ्रकृतिशब्द-- उपयोग, अनादि, परिणाम, त्रि, मोहयुक्त, मिथ्यात्व 
अज्ञान, अधिरतिभाव, च, ज्ञातव्य । मूलधातु -उप-युजिर्‌ योगे, मुह वेचित्यें, ज्ञा अवबोधने । पद्विव- 
रण--उपयोगस्य-पप्ठी एककचन । अनादय:-प्रथमा बहु० | परिणामा-प्रथमा बहुवचन | त्रय-प्रथमा 
बहु० । मोहयुक्तस्य-पष्ठी एक० । मिथ्यात्वं-प्रथमा एक०। अज्ञान-प्रथमा एक० | अविरतिभाव -प्रथमा 
एक० | च-अव्यय । ज्ञातव्य.-प्रथमा एक० छेदन्त क्रिया ॥5८६।॥ 
| सिद्धान्च-- (१) उपयोग (जोव) स्वयं सहज चंतन्यस्वरूपमात्र है। (२) स्वयं सहज 
' चतन्यस्वरूपका स्वभाव स्वभावविकासरूप परिणमते रहनेका है । (३) उपाधिसम्पर्कमें जीब 
विकाररूप परिणमता है । 
हृष्टि-- १- परमशुद्धनिश्वयनय (४४), शुद्धनय (४६) । २- शुद्धतिश्वयनय (४६) । 
३- उपाधिसापेक्ष ग्रशुद्ध द्रव्याथिकनय (५३) 
प्रयोग--मोहनीयकरमंबिपाकके प्रतिफलनमें आत्मत्वबुद्धि होनेसे संसारसंकटोकी पर« 
म्परा चलतो है और ये प्रतिफलन मेरे स्वरूप नहीं, ऐसा हृढ़ निर्णय रखकर कमेरससे हटकर 
ग्रविकार सहज चेतन्यस्वरूपमें उपयुक्त होनेका पौदष करना ॥5६॥ 
श्रव ब्रात्माके इन तोन प्रकारके परिणामविक।रोंका कतृू त्व दिल्ललाते है--[एलेबु चल] 
सिथ्यात्वर, भ्ज्ञान, प्रविरति इन तीनोंके ध्ननादिसे तिमित्तभूत होनेपर [शुद्धः] यद्यपि शुद्धनय 
से एक शुद्ध [निरंजनः| निरज्ञन [उपयोगः] उपयोग याने प्रात्मा है तो भी [एलेशु च] 


कतू कर्माधिकार १्प७ 
झजःत्सना्म्रविधपरिरासविकारस्प कतुंत्यं द्शधशति--- 
एग्सु य उबश्नोगो तिपिहो सुद्ों णिरंजणों भावों। 


ज॑ सो करेदि भावं उवथ्नोगो तस्स सो कत्ता ॥६०॥ 
शुद्ध निरंजन भो यह, उन तीनोंके प्रयोग होनेपर । 

जिन भावोंको करता, कर्ता उपयोग उनका है ६०७ 
एतेषु चोपयोगरित्रविध: शुद्धों निरननों भाव: । य॑ से करोति भावमुपयोगस्तस्यथ स कर्ता ॥६०॥ 
अथैवमयमनादिवस्त्वंतरभूतमोहयुक्तत्वादात्मन्युत्प्लवमानेपु मिथ्यादर्शनाज्ञानाविरतिभा- 
वेषु परिणाभमविकारेषु त्रिष्वेतेपु निमित्तभूतेषु परमार्थतः शुद्धनिरंजनानादिनिधनवस्तुसवंस्व- 
_नामसंज्--एत, य, उवओग, तिविह,.सुद्ध, णिरजण, भाव, ज, त, भाव उबओग, त, त, कत्तार। 
घातुसंज्ञ -सुज्क नैमेल्ये, कर करणे । प्रकृतिशब्द -- एततू, नल, उपयोग, त्रिविध शुद्ध, निरजन, भाव, यत्‌, 


तत्‌, भाव, उपयोग, तत्‌, तत्‌, कतृ । बलधात्‌ शुध गोचे दिवादि, निर-अज्जू व्यक्तिम्नक्षणकान्तिमतिषु 
जुहोत्यादि, विध विधाने, डुकृत्र्‌ करणे, उप-युजिर योगे। पदविवरण -एतेषु--सप्तमी बहु०, च-अन्‍्यय, 





मिथ्यात्व, अज्ञान, भ्रविरति इन तोनोंके निमित्तभूत होनेवर [तिविधः भावः] मिथ्यादशंन 
प्रज्ञान, अविरति इस तरह तीन प्रकार परिणाम वाला होता है । [सः] सो वह आत्मा [यं] 
इन तीनोमें से जिस [भाव] भावकोी [करोति] स्वयं करता है [तस्य] उसीका [सः] वह 
[कर्ता] कर्ता [भबति] होता है । 

टीकार्थ - ग्रब॒पूर्बोक्त प्रकारसे भ्रनादि श्रन्यवस्तुभूतमोहसहित होनेसे आत्मामें 
उत्बन्न हुए जो मिथ्यादर्शन, अज्ञान, श्रविरति भावरूप तीन परिणाम विकार उनके निमित्तभूत 
होनेपर, यद्यपि प्रात्माका स्वभाव परमाथेसे देखा जाय तो शुद्ध, निरंजन, एक, श्रनादिनिधन 
वस्तुका स्वेस्वभूत चैतन्यभावरूपसे एक प्रकार है, तो भी शअशुद्ध सांजन अ्रनेक भावपनेको प्राप्त 
हुआ तीन प्रकार होकर भाप श्रज्ञानों हुआ कतृत्वको प्राप्त होता हुप्ना विकार रूप परिणामसे 
जिस जिस भावकों आप करता है, उस उस भावका उपयोग निश्चयसे कर्ता होता है । 

भाबार्थ--पहले कहा था कि जो परिणमता है, वह कर्ता है सो यहाँ अ्रज्ञानरूप हो 
कर उपयोगसे जिस रूप परिणमन करता है, उसोीका कर्ता कहा जाता है। शुद्ध द्रव्याथिकनय 
से आत्मा कर्ता नहीं है। यहाँ उपयोगको कर्ता कहा, उपयोग और ग्रात्मा एक ही वस्तु है, 
इसलिये आत्माकों ही कर्ता जानना । 

प्रसंग्िव रश--प्रमन्त रपूर्व गाथामें बताया था कि मोहसयुक्त उपथोगके तीन प्रकारके 
विकृत परिणाम होते हैं उन्‍्हीके बिधयमें इस गाथामें बताया गया है कि उनका निश्चयसे 
कर्ता कौन है ? 








श्८८ संमयसार 


भूतचिन्मात्रभावत्वेनैकविधोष्यशुद्धतां जनानेकभा व त्व मापद्यमानस्त्रिविधों भूत्वा स्वयमज्ञानीभूतः 
क॒तु त्वमुपढौकमानों बिकारेरा परिणम्य य॑ं यं॑ भावमात्मनः करोति तस्य तस्य किलोपयोपः 
कर्ता स्थात्‌ ॥६०॥। 

उपयोग.-प्रथमा एकवचन, अजिविध.-प्रथमा एक०, शुद्ध-प्रथमा एक०, निरंजन.-प्रथमा एक०, भाव'- 
प्रथमा एक०, य-द्वितीया एक०, सः-प्रथमा एक०, करोति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एक०, भाव-द्वितीया 
एक० कंमे, उपयोग.-प्रथमा एक० कर्ता, तस्य-षष्ठी एक०, स-प्रथमा ए०, कर्ता-प्रथमा एकवचन ॥६०॥ 


ज्ञ 


तथ्यप्रकाश--(१) उदयागत मिथ्यादर्शन ज्ञनावरण व चारिन्रमोह द्रव्यप्रत्ययका 
निम्मित्त होनेपर जीव त्रिविध विकृत होता है । (रॉ परमार्थसे जीव शुद्ध निर|्जन प्रनादि- 
निधन चिन्मान्र वस्तु है। (३) विकारोंसे परिणम परिणम कर जिस-जिस भावको प्रात्मा 
करता है आत्मा उस उस भावका कर्ता होता है । 

सिद्धान्त--(१) झात्मा मोहयुक्तदशामें प्रपने विकाररूप परिणमता है सो उस परि- 
णामका कर्ता है। (२) आत्मा परमार्थसे शुद्ध चिन्मात्र वस्तु है । 

हृष्टि-- १- उपाधिसापेक्ष प्रशुद्ध द्रव्याथिकनय (५३) | २- शुद्धनय (१६८) । 

प्रयोग-- सव॑ परसंगको बाह्य तत्व जानकर उससे विविक्त शुद्ध चेतन्यस्वरूप अपने 
को ग्रनुभवनेका पौरुष करना ॥६०॥। 

श्रागे श्रात्माके तीन प्रकारके परिणामविकारका कर्तापना होनेपर पुद्गलद्रब्य श्राप ही 
कमंत्व रूप होकर परिणमन करता है, ऐसा कहते है--[ भ्रात्मा] प्रात्मा [यं भाव] जिस 
भावको [करोति] करता है [तस्य मावस्य] उस भावका [कर्ता] कर्ता [सिः] वह [सबति| 
होता है [तस्मिन्‌] उसके कर्ता होनेपर [पुद्गलद्रव्यं] पुदुगलद्रव्य [स्वयं ] अपने श्राप [कर्मत्व॑] 
कमंरूप [परिणमते] परिणमन करता है। 

तात्पयं--श्रात्मा जिस विभावकों करता है उस विभावका निमित्त पाकर पुदुगलद्रव्य 
स्वयं कर्ंरूप परिणम जाता है । 

टोकार्थ--आ्रात्मा निश्चयसे ग्राप हो उस प्रकार परिणमन कर प्रगटरूपसे जिस भाव 
को करता है उसका यह कर्ता होता है, जैसे मंत्र साधने वाला पुरुष जिस प्रकारके ध्यानरूप- 
भावसे स्वयं परिणमन करता है, उसी ध्यानका कर्ता होता है और समस्त उस साधकके साधने 
योग्य भावकी अनुकूलतासे उस ध्यानभावके निमित्तमोनत्र होनेपर उस साधकके बिना हो प्रन्य 
सर्पादिककी विषको व्याप्ति स्वयमेव मिट जाती है, स्त्री जन विडम्बनारूप हो जाती हैं भोर 
बंधन खुल जाते हैं इत्यादि काये रंत्के ध्यानकी सामथ्यंसे हो जाते हैं। उसी प्रकार यह 
भात्मा भज्ञानसे मिथ्यादशंनादिभावसे परिणमन करता हुप्ना मिथ्यादर्शनादिभावका कर्ता होता 


करत कर्माधिकार: श्द्६ 


प्रयात्मनस्त्रिविधपरिरणमविकारकत्‌ त्वे सति पुद्गलद्॒व्यं स्वत एवं कर्मेत्वेन परिश- 
मतीत्याह -- 


ज॑ कुणइ भांवमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स । 
कम्मत्तं परिणमदे तक्षि सयं पुराल दव्बं ॥६१॥ 
जोबव जो भाव करता, होता उस मावका वही कर्ता । 
उसके होते पुदंगल, स्वयं कर्मरूप परिरामता ॥६ १॥ 
य॑ं करोति भावमात्मा कर्ता स भवति तस्य भावस्य । कर्मत्वं परिणमते तस्मिन्‌ स्वयं पुद्गलद्गरब्य ॥६१॥ 
श्रात्मा ह्यात्मना तथापरिणमनेव य॑ भाव॑ किल करोति तस्याय॑ कर्ता स्यात्साधकवत्‌ 
तस्मिन्निमित्ते सति पुदुगलद्रव्यं कमंत्वेन स्‍्वयमेव परिणमते | तथाहि--यथा साधकः किल 
तथाविधध्यानभावेनात्मना परिणममानों ध्यानस्य कर्ता स्थात्‌ । तस्मिस्तु ध्यानभावे सकलसा- 
ध्यभावानुकूलतया निमित्तमान्रोभूते सति साधक कर्तारमन्तरेणापि स्वयमेव बोध्यंते विषव्या- 


नामसंज्ञ- -ज, भाव, अत्त, कत्तार, त, त, भाव, कम्मत्त, त, सय, पुस्गल, दव्व । धातुसंज्ञ-कुण 
करणे, हो सत्ताया, परि-नम नम्नीभावे । प्रकृतिशब्द-यत्‌, भाव, आत्मन्‌, कर्तू्‌, ततू, ततू, भाव, कर्मत्व, 
तत्‌, स्वय, प्‌ दुगल, द्रव्य । मुलधातु--डुकृत करणे, भू सत्तायां, परि-णम प्रद्वत्वे, पुरी आप्यायने दिवादि 
व चुरादि, गल खबणे चुरादि | पदिवरण -यं-ह्वितीया एक० कर्मविशेषण, करोति-वर्तमान लद॒ अन्य 
प्‌ रुष एक० क्रिया, भाव-हद्वितीया एक० कर्म, आत्मा-प्रथमा एक०, कर्ता-प्रथमा एक०, सः-प्र० ए०, 


है, तब उस मिथ्यादशंनादिभावके भ्रपनी प्रनुकुलतासे निमित्तमात्र होनेपर श्रात्मा कर्ताके बिना 
पुद्गलद््॒य श्राप ही मोहनीयादि कर्मरूपसे परिणमन करता है । भावार्थ--प्रात्मा जब श्रज्ञान 
रूप परिणम करता है, तब किसीसे ममत्व करता है, किसीसे राग करता है, किसीसे द्वंष 
करता है, उन भावोंका श्राप कर्ता होता है। उस विकारभावके निमित्तमात्र होनेपर पुदुगल- 
द्रव्य श्राप अपने भावसे कर्मछप होकर परिणमन करता है | यहाँ यद्यपि परस्पर निमित्तन॑मि- 
त्तिक भाव है । तो भी कर्ता दोनों ग्रपने-हपने भावके हैं, यह निश्चय है । 
प्रसंगविदररणा--प्रनन्तरपृर्वं गाथामे बताया गया है कि प्रात्मा त्रिविध परिणाम 
विकारका कर्ता है। सो इस सम्बन्धमे यह जिज्ञासा होती है कि इस स्थितिसे बिगाड़ श्रौर 
फ्या होता है उसका समाधान इस गाधामें है । 
तथ्यप्र काश--( १) यह जीव जिस परिणामसे परिणमता है उसी भावक। कर्ता होता 
है । (२) जीवके विभावपरिणमनका निमित्त पाकर पुद्गलद्रव्य स्वयमेव कमंरूपसे परिणमता 
है। (३) पुदुगलद्रव्यका कर्मरूप परिणमन मात्र उस पुदुगलद्रव्यमें अन्य द्रव्य (जीव) का परि- 
णमन लिये बिना उसीके परिणमनसे होता है यह स्वयं परिणमनेका श्रर्थ है। (४) विकार 


१६० समयंसार 


प्तयो, विडंब्यंते योषितो, ध्वंस्यंते बंधास्तथायमन्नानादात्मा मिथ्यादर्शनादिभावेनात्मना परिणम- 
मानो मिथ्यादशंनादिभावस्य कर्ता स्यात्‌ । तस्मिस्तु मिथ्यादशंनादो भावे स्वानुकूलतया 
निमित्तमात्रीभूते सत्यात्मान कर्तारमंतरेस्णापि पुद्मलद्रव्यं मोहनीयादिकमंत्वेन स्वयमेव परिण- 
मते ॥६ १॥। 


#१०--३४-०००३६- ०५४८० ०० नकर-»मे><स्‍»--«» ५ >न>+->कम»«मन% मेल > नमक न अमकनजनत 


अथवा अन्रयय क्रियाविशेषण यथा स्यात्तथा, परिणमते-वर्तमान लट्‌ अन्य प्‌ रुष एक० क्रिया, तस्मिनू- 
सप्तमी एक०, स्वयं-अच्यय, प्‌ दगलं-प्र ० ए०, द्रव्यमू-प्रथणमा एकबचन ।। ६१ |! 
रूप परिणमन उपाधिसम्पर्क बिना सम्भव नही है । 

सिद्धान्त--(१) द्रव्यप्रत्ययके सन्निधानमें ग्रात्मा प्रपने विकारभावसे परिणमता है । 
(२) प्रात्माके विकारभावके सन्निधानमें पुदूगलकार्माणद्रव्य प्रपने कमत्वकूप विकारसे परिण- 
मता है | (३) परिणमन सबका प्रपने स्वयंमें स्वयंके लिये स्वयंसे स्वयंको परिणतिसे होता है। 

दृष्टि - १- उपाधिसापेक्ष भ्रशुद्ध द्रव्याथिकनय (२४) । २- उपाधिसापेक्ष ग्रशुद्ध 
द्रव्याथिकनय (२४) । र३े- कारककारकिभेदक सद्भूतव्यवहार (७३), कारककारकिभेदक 
प्रशुद्ध सदृभूतव्यवहार (७३ग्न) । 

प्रयोग-- जीव और कर्मका ग्रोपाधिक परिशमन होनेसे परभावपत्ता जानकर उससे 
मुक्त होनेकी सुगमतापर उत्साह बढ़ाना श्रोर उनसे मुक्त होनेके एकमात्र साधनभृत सहज 
चैतन्यस्वरूपमें रत होकर तृप्त होता ॥६ १॥ 

पग्रज्ञाससे ही कर्म होता है ऐसा ग्रब तात्पर्य कहते हैं--[ श्रज्ञानमयः |] अ्रज्ञानमय 
[सः जीवः] वह जीव [पर] परको [शआआत्मान कुबंन] ग्रापरूप करता है [च] और [श्रात्मान 
प्रपि] अ्पनेको [परं] पररूप [कुबंन] करता हभ्मा [कर्मरमां] कर्मोका [कारकः ] कर्ता 
[भमवति |] होता है । 

तात्पयं-- स्व व परमे एकत्वकी अवस्था रखने बाला श्रज्ञानी है और कमंका 
कर्ता है । 

टीका्य---यह आत्मा भ्रज्ञानसें परके और पग्रपने विशेषका भेदज्ञान न होनेपर प्रन्य 
को तो अधने करता है, और अपनेको अन्यके करता है, इस प्रकार स्वयं श्रज्ञानी हुआ कर्मोंका 
कर्ता होता है । जैसे शीत उष्णका अनुभव करानेमें समर्थ जो पुदुगल परिणामकी शीत उष्ण 
भ्रवस्था है वह पृद्गलसे भ्रभिन्‍न होनेसे श्रात्मासे नित्य ही श्रत्यंत भिन्‍न है, वैसे उस प्रकारका 
प्रनुभव करानेमे समर्थ जो रागद्वेष सुखदुःखादिरूप पुदुगल परिणामको ध्रवस्था बह पुदुगलको 
प्रभिन्‍्तताके कारण श्रात्मासे नित्य हो अत्यन्त भिन्‍न है। तथा उस पौदगलिककर्म॑विपाकके 


कतु कर्माधिकार १६१ 
झलानावेंब कमे प्रभवतीति ताल्पर्येमाह--- 
परमप्पाणं कुब्बं अप्पाणं पि य परं करितो सो । 
अण्णशा[णमओ जीवो कम्माणं कारतो होदि ॥६२॥ 


परकों श्रपना करता, अपनेको मि पररूप यह करता । 

अ्ज्ञानसयो भ्रात्मा, सो कर्ता होय कर्मोंका ॥६२॥। 
परमात्मान कुवेश्नात्माममपि च पर कुवंनू सः । अज्ञानमयों जीव. कर्मणां कारकों भवति ॥६२॥ 
भ्रय॑ किलाज्ञानेनात्मा परात्मनों: परस्परविशेषानिज्ञानि सति परमात्मानं कुवन्नात्मानं 
च पर कुव॑न्स्वयमज्ञानमयीभूत: कमेणां कर्ता प्रतिभाति । तथाहि--तथाविधानुभवसंपादनसम- 
र्थायाः: रागद्वेषसुखदुः:खादिरूपाया: पुद्गलपरिरणामावस्थाया: शोतोष्णानुमवसपादनसमर्थायाः 
शीतोष्णाया: पुदुगलपरिणामावस्थाया इव पुदुगलादभिन्नत्वेनात्मनों नित्यमेवात्यंतभिन्नायास्त- 
न्निमित्तं तथाविधानुभवस्य चात्मनो5भिन्नत्वेन पुदूगलान्नित्यमेवात्यंतभिन्नस्पाज्ञानात्यरस्परवि- 








नामसंज्ञ - पर, अप्प, कुव्बन्त्‌, अप्प, पि, य, करिन्‍्त्‌, त, अष्णाणमय, जीव कम्म कारग। धातु 
संज्ञ- कुब्ब करण, कर करणे, हो सत्ताया | प्रकृतिशब्ब--पर, आत्मन्‌, अपि, च, पर, तत्‌, अज्ञानमय 
जीव, कर्मन्‌, कारक । घूलधातु - अत सातत्यगमने, डुकृआ करणे, जीव प्राणघारणे, भ्वादि, भू सत्तायां | 


पदविवरण - पर-द्वितीया एक० । आत्मानें-द्वितीया एक०। कुबंन्‌-प्रथणमा एकवचन क्रदन्‍्त । आत्मान- 


कील ं+- ++--++- ७+--बतत>| “>> हनन अवलओ+ उठे अतरनमब>> 3८५०-3७ 


निमित्तसे हुए उस प्रकारके रागद्वेंषादिकके श्रनुभवका प्लात्मासे अभिन्‍नताके कारण पृदूगलसे 
नित्य ही अत्यन्त भिन्‍नता है, तो भी उस पुदूगल परिणामरूप रागद्वेंषादिकका श्रौर उसके 
ग्रनुभवका भ्रज्ञानसे परस्पर भेदज्ञान न होनेसे एकत्वके निश्चयसे यद्यपि जिस प्रकार शीत 
उष्णरूपसे ग्रात्मा परिणमन करनेमें अश्रसमर्थ है, उसी प्रकार रागद्वेष सुख-दुःखादिरूप भी 
ग्रपने आप परिणमन करनेमे प्रसमर्थ है तो भो रागद्वेषादिक पुदूगल परिणामकी ग्रवस्थाकों 
उसके अनुभवका निमित्तमात्र होनेसे अ्रज्ञानस्वरूप रागद्वेषादिरूप परिणमन करता हुआ भपने 
ज्ञानकी प्रशानताको प्रकट करता प्राप झअज्ञानी हुप्ा 'यह मै राग्री हूं' इत्यादि विधानकर ज्ञान- 
विरुद्ध रागादिककर्मका कर्ता प्रतिभासित होता है । 

भावार्थ--रागढ्ेष सुख-दुःखादि अवस्था पुद्गलकर्मके उदयका स्वाद है, अ्रतः यह 
उदयविपाक पुद्गलक्मसे प्रभिन्‍्न है, ग्रात्मासे प्रत्यन्त भिन्‍न है। प्रात्माको भ्रज्ञानसे इसका 
भेदज्ञान नही है, इसलिए ऐसा जानता है कि यह स्वाद मेरा ही है, क्योकि ज्ञानकी स्वच्छता 
ऐसी ही है कि रागद्वेघादिका विपाक (स्वाद) शीत उष्णकी तरह ज्ञानमें प्रतिबिम्बित होता है 
तब ऐसा मालूम द्वोता है कि मानो ये -ज्ान-होी-है । इस कारण ऐसे अज्ञानसे इस भज्ञानी 
जीवके इनका कतृत्व भी ध्राया । क्‍योंकि इसके ऐसी मान्यता हुई कि मै रागी हूं, द्वेषी हूं, 


हि 


* रीत मान्यता समाप्त करके प्रपनेमें कृतार्थताका ग्रभ्युदय करना ॥€२॥। 


+ 


१६२ समयसार 


शेषानिश्ञने सत्येकत्वाध्यासात्‌ शीतोष्णरूपेणवात्मना परिणमितुमशक्पेन रागद्वेषसुखदुःखादिरूपे- 
णाशानात्मना परिणममानों झ्ञानस्याज्ञानत्वं प्रकटीकुवेन्स्वयमज्ञानमयीभूत एपषोहं रज्ये इत्यादि- 
विधिना रागादेः कर्मणो (ज्ञानविरुद्धस्य) कर्ता प्रतिभाति ॥६२॥ 


द्वितीया एक० । अपि-अव्यय । च-अव्यय । पर-द्वितीया एक०॥। कुर्वनू-प्रथमा एक० झंदन्‍्त । स -प्रथमा 
एक ० । अज्ञानमय:-प्रथमा एक० । जीव -प्रथमा एक० कर्ता । कर्मणा-षष्ठी बहु०। कारक'-प्रथमा ए० | 
भवति-वतंमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन किया ॥६२॥ 





सु  . ..  ऑ- >> ऑफ >न्‍जकशतओणाड ४3 “7: ४. अन्‍न्‍ज च« 


क्रोधी हूं, मानी हूं इत्यादि । इस प्रकार वह परका कर्ता होता है । 

प्रसंगविबरण--पश्रनन्तरपूर्व गाथामें बताया था कि आरात्माके जीवपरिणाम विकार 
कर्मका कतृ त्व होनेपर पुदुगलकार्माण द्रव्य स्वयं कर्मरूपसे परिणमता है। इसो विषयका 
मोलिक तात्पर्य यह है कि श्रज्ञानसे कमेंका प्रभव होता है यही इस गाथामें स्पष्ट किया है । 

तथ्यप्रकाश--- १-परको झात्मरूप व आत्माक्रो पररूप मानना झ्ज्ञान है । २-पश्रज्ञान 
से भ्रात्मा मै रामी ढ्वंषी हूं भ्रादि विधिसे भावकमंका कर्ता है। ३- रागह्वेषप्रकृतिरूप पुदुगल- 
परिणाम प्रात्मासे अत्यन्त भिन्‍न है । ४- रागद्वेषप्रकृतिरूप पुद्गलपरिणाम पुद्गलसे भ्रभिन्‍्न 
है। ५- रागद्वेषप्रकृतिविपाकनिभित्तक रागद्रेषभावानुभव पुद्गलसे प्रत्यन्त भिन्‍न है । ६- 
रागद्वेषप्रकृतिविपाकनिमित्तक रागद्वेषभावानुभव उस समय जीवसे श्रभिन्‍न है। ७- जीव 
प्रज्ञानात्मक रागद्वेषविपाकरूपसे परिणाम नही सकता, किन्तु उसरूपसे अपना परिणमना 
मानना, यह भ्रज्ञानमय भा है। 

सिद्धान्त-- १ परको प्रात्मा माननेकी मान्यताका कतृत्व श्रज्ञानी जीवमें है 
२- रागद्वंषप्रकृतिविपाकोदय होनेपर जीवमें रागद्वेषभावानुभवन होता है । 

हदृष्टि-- १- कारककारकिभेदक प्रशुद्ध सदुभूतब्यवहार (७३श्म), अ्रशुद्ध निश्वयनय 
(४७) । २- उपाघिसापेक्ष अशुद्ध द्रव्याथिकनय (२४) । 

प्रयोग - विपरीतमान्यतासे ही विकारोंका प्रादर्भाव जानकर यथार्थ ज्ञानबलसे विप- 


ग्रब कहते है कि ज्ञानसे कर्म नही उत्पन्न होता--[जीव:] जीव [भ्रात्मानं] अपनेकों 
[पर] पररूप [प्रकुवेंन] नहीं करता हुआ [च] भ्रौर [पर] परको |[प्रात्मानं श्रपि] प्रपने रूप 
भी [प्रकुर्वेन्‌] नहीं करता हुआ [सः] वह [ज्ञानसयः] ज्ञानमय [जीवः] जीव [कर्मरां ] कर्मों 
का [अकारक: | करने वाला नहीं [भवतति| है । 

तात्पर्यं--कर्मविपाकको आापा न माननेवाला ज्ञानी जीव कर्मका कर्ता नही होता है । 

टीकार्थ-- यह जीव ज्ञानसे परका और अपना परस्पर भेदज्ञान होनेसे परको तो 


कतु कर्माधिकार १६३ 
शानात्त न कर्म प्रभवतीत्याहु-- 


प्रमप्पाणमकुब्ब॑ अपाणं पि य पर अकुब्बंतो। 
सो णाणमओ्ओो जीवो कम्माणमकारओं होदि ॥६१३॥ 


परको निज नहिं करता, अपनेकोी सन पररुप करता यह । 

संज्ञानमयी श्रात्मा, कर्ता होता न कर्मोंका ॥६३॥। 
परमात्मानमकुव॑ न्नात्माममपि त्॒ परमकुर्वबनू । स॒ ज्ञानमयों जीव: कर्मणामका रको भवति ।॥६३॥ 
अ्यं किल ज्ञानादात्मा परातमनोः परस्परविशेषनिज्ञनि सति परमात्मानमकुव॑न्नात्मानं 


ते परमकुव॑न्स्वयं ज्ञानमयीभूतः कमंणामकर्ता प्रतिभाति | तथाहि--तथाविधानुभवरसंपादनसम- 
र्थाया: रागद्वषसुखदुः:खादिरूपाया: पुद्गलपरिणामावस्थाया: शीतोष्णानु भवरंपादनसमर्थाया: 
शीतोष्णायाः पुदुगलपरिणामावस्थाया इब पुद्गलादभिन्‍नत्वेनात्मनो नित्यमेवात्यंतभिन्‍्नायास्त- 


नामसंज्ञ-पर, अप्प, अकुव्बत, अप्प, पि, य, पर, अकुव्बंत, त, णाणम्रअ, जीव, कम्म, अकारअ । 
धालुसंज्ञ- कुव्व करणे, हो सत्ताया । प्रकृतिदाब्द--पर, आत्मन्‌, आत्मन्‌, अपि, च, पर, तत्‌, ज्ञानमय 
जीव, कर्मत्‌, अकारक । मूलधातु--अत सातत्यगमने, डुकृज करणें, ज्ञा अवबोधने, जीव प्राणधारणे, भू 





आत्मरूप नही करता हुझ्ना श्रोर प्रपनेकी पररूप नहीं करता हुझआा आप ज्ञानी हुआ कर्मोंका 
श्रकर्ता प्रतिभासित होता है । उसीको स्पष्ट करते है-- जैसे शीत उष्णा अनुभव करानेमें समर्थ 
शीत उष्शस्वरूप पुदूगलपरिणामकी भ्रवस्था पुद्गलसे श्रभिन्‍न होनेके कारण प्रात्मासे नित्य 
ही भ्रत्यंत भिन्‍न है, उसी प्रकार रागद्वेष सुख दुःखादिरूप झनुभव करानेमें समर्थ राग-द्ेष 
सुख-दुःखादिरूप पुद्गलपरिणामकी श्रवस्था पुद्गलसे प्रभिन्‍न होनेके कारण आत्मासे नित्य ही, 
ग्रत्यंत भिन्‍न है, तथा ऐसी पृद्गलविपाक ग्रवस्थाके निमित्तसे हुआ उस प्रकारका झनुभव 
ग्रात्मासे अ्रभिन्‍नताके क्रारण पुदुगलसे श्रत्यंत सदा ही भिन्‍न है। ऐसो दोनोंकी भिन्‍नताके 
ज्ञानसे परस्पर विशेषका भेदज्ञान होनेपर नानात्वके विवेकसे, जैसे शीत उष्ण रूप प्रात्मा स्वयं 
परिणमनमें असमर्थ है, उमी प्रकार राग-द्ष सुख-दुःखादिरूप भी स्वयं परिणमन करनेमें प्रस- 
मर्थ है । इस प्रकार भ्रज्ञानस्वरूप जो राग-देष सुख-दुःखादिक उन रूपसे न परिणमन करता 
ज्ञानके ज्ञानत्वकों प्रकट करता, ज्ञानमय हुआ ज्ञानी ऐसा जानता है कि “यह मैं रागद्वेषादिक । 
को जानता ही हूं भौर ये पुदुगल रागरूप होते हैं । इत्यादि विधानसे स्व ही ज्ञानविरुद्ध रागा+ 
दिककमंका प्रकर्ता प्रतिभात्तित होता है । 

भाषार्थ--जब ज्ञानो राग-हेष सुख-दुः्ख अ्रवस्थाको ज्ञानसे भिन्‍न जानता है कि जैसे 
पुदूगलकी शीत उष्ण ग्रवस्था तद्दिषयक ज्ञानसे भिन्न है, उसी प्रकार रागद्वेषादिक भी तदहिष- ' 
यक शानसे भिन्न है! ऐसा भेवज्ञान हो तब पपनेको ज्ञाता जाने व रागादिको पुदुगलकों 


१६४ समयखा[र 


न्निमित्ततथाविधानुभवस्थ चात्मनो5भिन्नत्वेन पुदूगलान्नित्यमेवात्यंतरभिन्नस्य ज्ञ)नात्परस्परबि- 
शेषनिज्ञनि सतह नानात्वविभेकाच्छीतोष्णरूपेरवात्मना परिणमितुमशक्येन रागद्वेषसुखदुःखादि- 
रूपेणाज्ञानात्मना मनागप्यपरिणममानों जश्ञानस्य ज्ञानत्वं प्रकटीकुव॑न्‌ स्वयं ज्ञानमयीभूतः एषोहं 
जानाम्पेव, रज्यते तु पुदूगल इत्यादिविधिना समग्रस्यापि रागादेः कर्मणी ज्ञानविसुद्धस्थाकर्ता 
प्रतिभाति ॥€ ३॥। 





सत्तायां । पदविवरण-- पर-द्वितीया एकवचन । आत्मानं-द्वितीया एकवचन । अकुर्वनू-अ-कुर्वनू-प्रथमा 


एक० कृदंत । सः-प्रथमा एकवचन । ज्ञानमय:-प्रथमा एक० । जीव:-प्रथमा एक० कर्ता। कमंणा-षष्ठी 


बहु० । अकारक:-प्रथमा एक० । भवति-वत्ंतमान लट अन्य पुरुष एकबचन ।।६३॥।। 


जाने । ऐसा होनेपर इनका कर्ता प्रात्मा नही होता ज्ञाता ही रहता है, क्योकि ज्ञानी जानता 
है कि ज॑से शीत-उष्ण प्रवस्था पुदूगलकी है वह ग्रात्माकी नही, ऐसे ही रागादि अनुभाग दशा 
पुद्गलकमंकी है वह भ्रात्माकी नही है, भात्माकी दशा तो तद्विषयक ग्रनुभव है जो कि पुदु- 
गलसे बिल्कुल जुदा है । 

प्रसंगविबरसरण--अनन्तरपूर्व गाथामें कहा गया था कि भ्रज्ञानसे वर्मंका प्रभव होता 
है । प्रब उसीके प्रतिपक्षमें कहते हैं कि यथार्थ ज्ञन होनेसे कर्ंका प्रभव नहीं होता है । 

तथ्यप्रकाश-- १- स्वपरका यथाथ ज्ञान होनेसे ग्रात्मा परको,्रापा नही मानता तथा 
प्रात्माको पररूप नहीं मानता है यही मृूलमें ज्ञानमय भाव है। २-- प्रात्मा स्वयं रागद्वेषादि 
विपाकरूप परिशम तो सकता हो नहीं था अ्रब भेदज्ञान होनेसे प्रज्ञानात्मक रागद्वेषादिरूपसे 
रच भो नहीं परिणशमत्ता । ३--ज्ञानीके यह स्पष्ट निर्णय है कि यह मैं तो मात्र जानता ही हूं, 
कमेंप्रतिफलन हो उसे भी मात्र जानता हूं, मूलतः रागरूप तो पुद्गल है । 4 मात्र जानन 
भावका ही करने वाला हूं इस हृढ़ निर्णोयके कारणा ज्ञानी समस्त रागादि परभावोंका 
प्रकर्ता है । 

सिद्धान्त-- १- श्रात्मा स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावसे है । ६-- आत्मा पुद्गलकर्मादि समरत 
परपदा्थ कि द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे नही है । ३- स्वपरके यथार्थ ज्ञान श्रोर ज्ञानभावना करने 
वाला ज्ञानी प्रज्ञानमय कमंका श्रकर्ता है । 

दृष्टि-- १- स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्याथिकनय (२८) । २- परद्रव्यादिग्राहुक द्रव्याथिक- 

नय (२६) । ३- शुद्धभावनावेक्ष शुद्ध द्रव्याथिकनय (२४ब) । 

प्रयोग--परको पर निजको निज जानकर ज्ञानमात्र भ्रन्तस्तत्त्वमें रत होकर कृतकृत्य 
होनेका पोरुष करना ॥।€३॥ 

अब कहते हैं कि कंसे अ्रज्ञानसे कम उत्पन्न होता है ? [एथः] यह [त्रिविधः] तोन 


कतु कर्माधिकार १६५४ 
कथमशातात्क प्रमवतोति चेतु-- 
तिविहो एसुब्थ्रोगो अपवियप करेह कोहोहं। 
कत्ता तस्सुवशोगस्स होइ सो अत्तभावस्स ॥६४॥ 
उपयोग त्रिविध यह ही, क्रोध हूँ यों स्वक्‍्किलप करता है । 
सो उस आत्ममावसय, होता उपयोगका कर्ता ॥॥६४॥ 
त्रिविध एप उपयोग आत्मविकल्प करोति क्रोधोहं । कर्ता तस्योपयोगस्य भवति स आत्मभावस्य ॥६४॥ 
एप खनु सामान्येनाज्ञानरूपो मिथ्यादर्शनाज्ञानाविरतिरूपस्विविध: सविकारश्चैतन्य- 
परिणामः परात्मनोरविशेषदर्शनेनाविशेषज्ञानेनाविशेषविरत्या च समस्त भेदमपह नुत्य भाव्य- 
भावकभावापन्नयोश्वेतनाचेतनयो: सामानाधिकरण्येन|नुभवनात्क्रोधोहमित्यात्मनों विकल्पमुत्पा- 
दयति । ततोयमात्मा क्रोघोहमिति अआंत्या सविकारेण चैतन्यपरिणामेन परिंणमन्‌ तस्य सवि- 
.._ ज्ामसंज्ञ- तिविह, एत, उवओग, अप्पवियप्प, कोह, अम्ह, कत्तार, त, उबओग, त, अत्तभाव । 
धातुसंज्ञ--उव-जुज योगे, कर करणे, हो सत्तायां। प्रकृतिशब्द--त्रिविध, एतत्‌, उपयोग आत्मविकल्प, 
क्रोध, अस्मद्‌, करते, ततू, उपयोग, ततू, आत्मभाव | घझुलघातु- विध विधाने, उप-युजिर्‌ योगे, डुकृज 
प्रकारका [ उपयोग: ] उपयोग [ श्रात्मबिकल्पं] अपनेमें विकल्प [करोति] करता है कि 
[ अरहं क्रोध:] में क्रोधस्वरूप हूं, [सः| सो वह [तस्पय | उस [उपयोगस्य ] उपयोगरूप 
[पझ्ात्समावस्य | पश्रपने भावका [कर्ता] कर्ता [भवति] होता है । 
तात्पयं-प्रज्ञानी जीव क्रोधादिस्वरूप श्रपनेकोी मानता है, ग्रतः वह क्रोधादिरूप 
अपने उपयोगका कर्ता होता है । 
टीकार्थ--वास्तवमें यह सामान्यतः अ्रज्ञानरूप मिथ्यादर्शन श्रज्ञान भौर अ्रविरतिरूप 
तीन प्रकारका सविकार चैतन्य परिणाम पर और प्रात्माकी ग्रभेदश्रद्धासे, अ्रभेद्नानसे और 
ग्रभेदरूप रतिसे सब भेदको ओमल कर भाव्यभावकभावको प्राप्त हुए चेतन भ्रचेतन दोनोंको 
समान पअनुभव करनेसे “में क्रोध हूं” ऐसा असदुभूत आात्मविकल्प उत्पन्न करता है याने वह 
क़ोधको ही ग्रपना जानता है। इस कारण यह प्रात्मा 'में क्रोध हूं' ऐसी आ्रांतिसे विकार 
सहित चैतन्य परिणामसे परिणमन करता हुमा, उस विकारसहित चैतन्यपरिणामरूप श्रपने 
भावका कर्ता होता है। इसी प्रकार क्रोव पदके परिवतेनसे मान, माया, लोभ, राग, द्वेंष, 
कम, नोकम, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, श्राण, रसन, स्पर्शन, इत सोलह सूत्रोंका व्या- 
ख्यान करता चाहिये । श्रौर इसो उपदेशसे ग्रन्य भी विचार लेना चाहिये । 
भावाथथें--मिथ्यादशंन, अज्ञान और प्रविरति ऐसे त्रिविध विकारसहित चैतन्यपरि- 
शाम प्रपता धौर परका भेद न जानकर में क्रोधी हूं, में मानो हूं इत्यादि मानता है ऐसा 














१६६ समयसार 


कारचेतन्यपरिणामरूपस्यात्मभावस्य कर्ता स्थोत्‌ । एबमेव च क्रोधपदपरिवतनेन भानमाया- 
लोभमोहरागद्वेषकर्मंनो कम मतोवचनका यकश्रो त्रचक्षुप्राणरसनस्पर्शनसूत्राणि घोडश व्याख्येयान्यनया 
दिशान्यान्यप्यूद्यानि ॥६४॥ 


करणे, क्रघ क्रोघे, भू सत्तायां । पदविवरण--त्रिविधः-प्रथमा एक० । एष.-प्रथमा एक० | उपयोग-.-प्रथमा 
एकवचन | आत्मविकल्पं-द्वितीया एक०। करोति-वतंमान लट्‌ अन्य पुरुष एकबंचन। क्रोध:-प्रथमा 
एक० । अहुं-प्रथमा एक०। कर्ता-प्रथमा एक० । तस्य-षष्टी एक० । उपयोगस्य-षष्ठी एक०। भवति- 
'बर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० । सः-प्रथमा एक०। आत्मभावस्य-षष्ठी एकवचन ।६४॥॥ 


की आज लाल मल मो अब लव कक 





फीन्‍नीतन- न 


माननेसे ग्रपने विकार सहित चैतन्य परिणामका यह भज्ञानी जीव कर्ता होता है श्रौर वह 
भ्रश्ञानभाव कम होता है । 

प्रसंगविवरणश--पश्रनन्तरपूर्व गाधामें बताया गया था कि शभ्रज्ञानसे कर्म (भावकर्म) का 
प्रभव होता है भ्रोर ज्ञानसे कर्मका प्रभव नहीं होता । सो भ्रब यहाँ यह पूछा गया कि श्रज्ञान 
से कर्म कंसे उत्पन्न होते हैं इसीके समाधानमें यह गाथा श्राई है । 

तथ्यप्रकाश-- (१) सर्वज्ञता न होने तक जो भी सोपाधि सविकार चंतन्यपरिरणाम है 
वह सब सामान्‍्यसे प्रज्ञानरूप है । (२) सम्यकत्व न होने तक मिथ्याज्ञानरूप झज्ञान है। (३) 
मिथ्याज्ञानी याने प्रबल प्रुज्ञानी अज्ञानसे भाव्य अपनेको और भावक कमंविपाकरस क्रोधादि 
को एक आराधाररूपसे भ्रनुभव करके “मैं क्रोध प्रादि हुं” ऐसा विकल्प बनाता है सो वह 
सविकार चैतन्यपरिणामरूप भावकर्मका कर्ता होता है । 

सिद्धान्त---(१) जीव ॒शभ्रज्ञानसे ग्रज्ञानमय भावकमंका कर्ता है । (२) श्रज्ञानदशामें 
भी पर्याय एक ग्रवक्तव्य है उसका व्यवहारसे मिथ्यादर्शन, भ्रजश्ञान, भ्रविरतिरूप तीन प्रकारों 
में वर्गन होता है । 

हृष्टि-- (- प्रशुद्धनिश्वयनय (४७) । २- सभेद प्रशुद्धनिश्वयनय (४७श्र), उपचरित 
प्रशुद्ध सदुभूतव्यवहार (७५)। 

प्रयोग--भ्रपने अविकार चित्स्वरूप और कर्मरसमे श्रभेदबुद्धिसे ही सवंसंकट होना 
जानकर अविकार चित्स्तरहूपमें ही श्रात्मत्व स्वीकार कर इस ग्रन्त:स्वरूपमें मग्त होनेका पुर 
घाथें करना ॥6४॥।। 

प्रज्ञानी धर्मंद्रव्य ग्रादि भन्य द्रव्योंगें भी कसा गश्रात्मविकल्प करता हैः--[एष | यह 
[ज्रिविधः | तीन प्रकारका [उपयोग:]) उपयोग [धर्मादिक]| धर्म श्रादिक द्रव्यरूप [आ्रात्मबि- 

* कत्प] झात्मविकल्प [करोति] करता है याने उनको अपने जानता है [सः] सो वह [तस्थ] 
* उस [उपयोगस्य] उपयोगरूप [आत्ममावस्य] अपने भावका [कर्ता] कर्ता [मवति] होता है । 


कत्तु कर्माधिकार १६७ 
तिविहों एसुबओगो अप्पवियप्पं करेंदि धम्माई। 


कत्ता तस्सुवश्रोगस्स होदि सो अत्तमावस्स ॥६५॥ 
उपयोग त्रिविध यह हो, धर्मादिक हूँ विकल्प यों करता । 
सो उस प्रात्ममावमय, होता उपयोगका कर्ता ॥६५॥ | 
त्रिविध एप उपयोग आत्मविकल्पं करोति धर्मादिकं। कर्ता तस्योपयोगस्यथ भवति स आत्मभावस्य ॥६५॥ 
एष खलु सामान्येनाज्ञानरूपो मिधथ्यादर्शनान्ञानाविरतिरूपस्त्रिविध: सविकारश्चैतन्य- 
परिणामः परस्परमविशेषदर्शनेनाविशेषज्ञानेनाविशेषविरत्या व्‌ समस्त भेदमपह नुत्य ज्ञेयज्ञायक- 
भावापन्नयो: परात्मनो: सामानाधिकरण्येतानुभवनाद्धमोंडहमधरमो5हमाकाशमहं कालोउहं पुदुग- 
लो5हं जीवांतरमहमित्यात्मनो विकल्पमुत्यादयति । ततो5्यमात्म धर्मोह्हमधघर्मोहमाकाश महं 


७.००-...-.....-५->नन-न जननी १--लन-«-3त-नननयिन-न पक निननन नन “न िनननिनीनिन मनन जमननिननरा+ 33० नमन 3न-ननन तन न-+--मीनन++यीमीनन नमन सन नम नकननम-+ फ०पन-मन++क +-ननेक-रभभ--+-५७५-५-3०-र- 


नामसंज्ञ- तिविह, एत, उवओग, अप्पवियप्प, धम्मादि, कत्तार, त, अत्तभाव । धातुसंज्ञ- उब- 
उज्ज योगे, कर करणे, हो सत्तायां । प्रकृतिशब्द--जिविध, एतत्‌, उपयोग, आत्मविकल्प, धर्मादिक, कतूं, 
तत्‌, उपयोग, ततू, आत्मभाव । घूलधातु- - धृज््‌ घारणे भ्वादि, उप-युजिर्‌ योगे। पदविवरण--त्रिविध:- 
प्रथमा एक० । एष.-प्र० ए० | उपयोग -प्र ० ए० | आत्मविकल्पं-द्धितीया एकवचन । करोति-वतेमान 





टीका्थ--सामान्यसे मिथ्यादर्शन, श्रज्ञान, प्रविरतिरूप तीन प्रकारका अ्रज्ञानरूप 
सबिकार चैतन्यपरिशाम ही परके श्रौर भ्रपने परस्पर भ्रविशेष दर्शनसे, श्रविशेष ज्ञानसे और 
झ्रविशेष चारित्रसे समस्त भेदोंकी लोप करके ज्ञेयज्ञायकभावको प्रात धर्मादि द्रव्योके प्रपने 
श्रौर उनके एक समान आधारके प्रनुभव करनेसे ऐसा मानता है कि मैं धर्मंद्रव्य हूं, मैं प्रधर्म- 
द्रव्य हूं, मैं श्राकाशद्रव्य हूं, मै कालद्रग्य हूं, मैं पुदगलद्रव्य हूं, मैं अन्य जोब भी हूं, ऐसे अमसे 
उपाधिसहित अपने चैतन्यपरिणामसे परिणमन करता हुम्ला उस उपाधिसहित चैतन्यपरिणमन- 
रूप अपने भावका कर्ता होता है। इस कारण यह निर्णय रहा कि कतुत्वका मूल अज्ञान है । 

भावार्थ--यह श्रात्मा ग्रज्ञानसे धर्मादि द्वव्यमें भी ग्रापा मानता है | प्रतः उस अ्रपने 
अज्ञनरूप चैतन्यपरिणामका स्वयं ही कर्ता होता है । प्रश्न--पुदूगल श्रौर ग्रन्य जीव तो 
प्रवृत्तिमें दीखते हैं, उनमें तो श्रज्ञानसे श्रापा मानना ठीक है, परन्तु धर्मेद्रव्य, अरधर्मंद्रव्य, 
प्राकाशद्रब्ध, कालद्रव्य तो देखनेमें भो नहीं झाते, उनमें भ्रापा मानना कैसे कहा ? उत्तर-- 
यह धर्मास्तिकाय है ऐसा ज्ञानविकल्प भी उपचारसे धर्मास्तिकाय है सो इस विकल्पके करनेके 
समय श्रज्ञानी शुद्धात्मस्बरूपको भूल जाता है, सो उस विकल्पके करनेपर मैं धर्मास्तिकाय हूं 
ऐसा एकाकार होना यही धर्मद्रव्यको झपना करना कहलाता है । ऐसा ही अ्रधर्मादिद्रव्यमें भी 
सममना । 


प्रसंगधिवरण--प्रनन्तरपूर्व गाथामें भाव्यभावकविधिसे परको श्रात्मत्व स्वीकारने 


श्€्८ समयसार 


कालो5हं पुद्गलो5हं जीवांतरमहमिति अआंत्या सोपाधिना चैतन्यपरिणामेन परिणमन्‌ तस्य 
सोपाधिचैतन्यपरिणामछपस्यात्मभावस्य कर्ता स्थात्‌ । ततः स्थितं करत त्वमुलमज्ञानं ॥६५॥ 


लट्‌ अन्य पुरुष एक० । धर्मादिक-द्वितीया एक» । कर्ता-प्रथमा एक० । तस्य-षष्ठी एक०। उपयोगस्य- 








षष्ठी एक० | भवति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० । स--प्र ० ए० । आत्मभावस्य-षष्ठी एकबचन ॥६४॥ 


वाले अ्ज्ञानसे भावकर्मप्रभवकी बात बताई थी, भ्रब ज्ेयज्ञायकबिधिसे परको प्रात्मत्व स्वी 
कारने वाले ध्ज्ञानसे भावकमंप्रभवकी बात इस गाथामें कही गई । 

तथ्यप्रकाश-- (१) मिथ्याज्ञानरूप भ्रज्ञानससे जीव ज्ञेय परपदार्थकों व ज्ञायक भ्रपने 
प्रापको समान प्राधाररूपसे श्रनुभव करके परज्षेगराकारमें यह मैं हूं इस बिकल्पको करता है। 
(२) ग्रज्ञानसे यह जीव परद्रव्य ज्ञानविकल्पको स्वयं झापा मानकर भाज्ञनी सोपाधि चेतन्य- 
परिशामरूप आत्मभावका कर्ता होता है । 

सिद्धान्त--( १) भ्रज्ञानी परपरिच्छित्तिविकल्पमें स्वत्व भ्रनुभव कर सोपाधिचैतन्य- 
परिशामरूप भावकमंका कर्ता होता है | (२) धर्मास्तिकायादि-परिच्छित्तिहप विकल्पमें धर्मा- 
स्लिकायादिका श्रारोप होता है । 

हेष्टि-- १- प्रशुद्धनेश्ववनय (४७) । २- एकजोतिपययिे श्रन्यजातिद्रव्योपचारक 
धसदूभूतव्यवहार (१२१) । 

प्रयोग--जैयोंसे पृथक्‌ ज्ेयाकारपरिच्छित्तिरूप विकल्पसे विविक्त ज्ञानमय एक ज्ञायक 
भावमें दृष्टि रखकर ज्ञेयज्ञायकंसंकरता दूर कर परमविश्राम भ्रनुभवना चाहिये ॥६ ५॥। 

यहाँ कतृ त्वका मूल कारणा झ्ज्ञान है, इसीके समर्थंनमें कहते है-- [एवं तु) ऐसे 
पृर्बंकथित रीतिसे [मंदबुद्धिः] प्रज्ञानी [ भ्रशानभाबेन ] श्रज्ञानभावसे [पराणि द्रव्यारिग] पर- 
द्रब्योंको [झात्मानं] झपनेरूप [करोति] करता है [श्रपि न] झोर [प्रात्मानं] श्रपनेको 
[परं करोति] पररूप करता है। 

तात्पयें-- यह मंदबुद्धि मिथ्याहृष्टि जीव परको ग्रात्मरूप व आत्माकोीं पररूप ग्रज्ञानके 





' कारण मानता है। 


टोकार्थ--यह पात्मा मैं क्रोध हूं, मैं धर्मद्रव्य हुं इत्यादि पूर्वोक्त प्रकारसे परद्रथ्योंको 
झ्रात्मरूप करता है ग्रोर अपनेको परद्रव्यरूप करता है, ऐसा यह ग्रात्मा यद्यपि समस्त बस्तुके, 
सम्बन्धसे रहित अश्रमर्यादरूप शुद्ध चेतन्य धातुमय है तो भी प्रज्ञानसे सविकार सोपाधिझप 
किये प्रपने चैतन्य परिस्थामरूपसे उस प्रकारका श्रपने परिणामका कर्ता प्रतिभासित होता है । 
इस प्रकार ग्रात्माके भूताविष्ट पुरुषको भांति तथा ध्यानाविष्ट पुरुषकी भांति कर्तापनेका मूल 
भज्ञान प्रतिष्ठित हुमा । यही प्रव स्पष्ट करते हैं--भूताविष्ट पुरुष (पपने शरीरमें भूतप्रवेश किया 


क॒तृ कर्माधिकार १६६ 


एवं पराणि दव्वाणि अपयं कुणदि मंदबुद्धीयो । 
अप्याणं अबि य परं करेह थ्रणणाणभावेण ॥६६॥ 
यों मंदबुद्धि करता, परद्रव्योंकों हि भ्रात्मा अपना । 
अ्रपतेको सो परसय, करता पअ्रज्ञानमावोंसे ॥७७॥ 
एवं पराणि द्रब्घाणि आत्मानं करोति मदबुद्धिस्तुत आत्मानमपि चर पर करोति अज्ञानभावेन ॥६६॥ 
यत्किल क्रोधो5हमित्यादिवद्धमॉषहमित्यादिवच्च परद्रव्याण्यात्मीकरोत्यात्मानमपि पर- 
द्रव्यीकरोत्येवमात्मा, तदयमशेषवस्तुसंबंधविधुरनिरवधिविशुद्धचैतन्यधातुमयोप्यज्ञानादेव सबि- 
कारसोपाधीकृतचंतन्यपरिणामतया तथाविधस्यात्ममावस्य कर्ता प्रतिभातीत्यात्मनों भूताविष्ट- 
ध्यानाविष्टस्येव प्रतिष्टितं कतृ त्वमूलमज्ञानं | तथाहि--यथा खलु भूताविष्टोउन्नानादुभुतात्माना- 
वेकीवुवं प्लमानुपोचितबिशिष्टचेशवष्टंभनिर्भ रभयंकरारंभगंभी रामानुषव्यवह रतया_ तथाविधस्य 


अमल 3 4-आन न + अन्‍न्‍ीओनजीतनिनीभतीयततमन-ननमनमनवाक, निज मरीज लक 


नामसंश-- एवं, पर, दब्व, अप्पय, मदबुद्धि, अप्प, अवि, य, पर, अण्णाणभाव। धातुसंश--कुण 
करणे, कर करणे । प्रक्ृतिशब्द--एवं, पर, द्रव्य, आत्मन्‌, मंदबुद्धि, आत्मनू, अपि, च, पर, अज्ञानभाव। 


हुआ) अ्रज्ञानसे भूतकों और अपनेको एकरूप करता हुझ्ना जैसी मनुष्यके योग्य चेष्टा न हो, 
बसी चेष्टके आ्रालम्बन रूप श्रत्यन्त भयकारी ग्रारंभसे भरा श्रमानुष व्यवहारसे उस प्रकार 
चेष्टारूप भावका कर्ता प्रतिभासित होता है, उसी प्रकार यह प्रात्मा भी प्रज्नानसे हो पर प्रौर 
प्रात्माको भाव्य-भावकरूप एक करता हुआ निविकार श्रनुभूतिमात्र भावकके ग्रयोग्य श्रनेक 
प्रकार भाव्यरूप क्रोधादि विकारसे मिले चैतन्यके विकार सहित परिणामसे उस प्रकारके भाव 
का कर्ता प्रतिमासित होता है। तथा जैसे किसी ग्रपरोक्षक आचार्यके उपदेशसे भेसेका ध्यान 
करने वाला कोई भोला पुरुष प्रज्ञानसे भेंसेकी श्रोर भ्रपनेकी एकरूप करता हुआ्ना अपनेमें गगन- 
स्पर्शी सीग वाले महान्‌ भेंसापनेके भ्रध्याससे मनुष्यके योग्य छोटो कुटीके द्वारसे निकलनेसे 
च्युत रहा उस प्रकारके भावका कर्ता प्रतिभासित होता है। उसी प्रकार यह झात्मा भी 
भ्ज्ञानसे ज्ञेयज्ञायकरूप पर और आत्माको एकरूप करता हुआझा प्रात्मामें परद्रव्यके प्रध्याससे 
(निश्चयसे) मनके विषयरूप बिये धर्म, भ्रधम, प्राकाश, काल, पुदूगल और भन्य जीवद्रव्य 
शुद्ध चेतन्यधातु रुकी होनेसे तथा इंद्रियोके विषयरूप किये गये रूपी पदा्थोके द्वारा प्रपना 
केवल (एक) ज्ञान ढका गया होनेसे तथा मृतक शरीरमें परम अ्रमृतरूप विज्ञानघन प्रात्माके 
मूछित होनेसे उस प्रकारके भावका कर्ता प्रतिभासित होता है । 

भावायं--यह प्रात्मा श्रज्ञानसे भ्रवेतनकर्महप भावकके क्रोधादि भावकों चेतनमावक 
के साथ याने प्रपनेसे एकरूप मानता है और धर्मादिद्रव्य ज्ेयहूप हैं, उनको भी ज्ञापकके साथ 





२०० समयसार 


भावस्य कर्ता प्रतिभाति । तथायमात्माप्यज्ञानादेव भाव्यभावको परात्मानावेकीकुव॑श्न विकारानु- 
भूतिमातश्रभावकानुचितविचित्रभाव्यक्रीोधादिविका रकरंवितचैतन्यपरिणामविका रतया तथाविधस्य 
भावस्य कर्ता प्रतिभाति । यथा चापरीक्षकाचायदिशेन मुग्ध: कश्चिन्महिषध्यानाविष्टो5ज्ञानान्म- 

पात्मानावेकीकुवन्नात्मन्यञ्र कषविषाणमहामहिषत्वाध्यासात्पच्युतमा नुषो चितापव रकद्वा रविनि - 


भूलधातु- हु गतो द्रवणें, इकृअ करणे, बुध अवगमने मभ्वादि व दिवादि। पदविबरण--एवं-अव्यय | 
पराणि-द्वितीया बहुवबचन । द्रव्याणि-द्वितीया बहुवबचन । आत्मान-द्वि० एक०। करोति-वर्तमान लट्‌ 
अन्य पुरुष एक० । मंदबुद्धि--प्रथमा एक० । तु-अव्यय । आत्मानं-द्वि० एक० । अपि-अव्यय । च-अव्यय । 


याने अपनेसे एकरूप मानता है | भ्रतः वह सविकार श्रौर सोपाधिक चैतन्यपरिणामका कर्ता 
होता है । यहाँ क्रोधादिकसे एक माननेका तो भूताबिष्ट पुरुषका दृष्टांत है श्रौर धर्मादि अन्य 
द्रव्यसे एकता माननेका ध्यानाविष्ट पुरुषका हृष्टांत है । 

प्रसंगविवरण--भ्रनन्तरपूर्व गायायुग्ममें यह बताया गया था कि भ्रज्ञांनसे जीव 
,भाव्यभावकविषयक प्रभेदबुद्धिसि भावकर्मका कर्ता है भ्रोर परज्ञेयज्ञायकविषयक अभेदबुद्धिसे 
भावकर्मका कर्ता है। इस विवरणके बाद इस गाथामें निर्णय पुष्ट किया गया है कि कतृ त्वका 
मूल अज्ञान हो है। 

तथ्यप्रकाश-- १-जैसे भूताविष्ट पुरुष धृत और अपनेको एक करता हुमा श्रमानुषीय 
ग्रटपट चेष्टा करता है इसी प्रकार कर्मंविपाकाक़ान्त जीव कर्मरस श्लौर अ्पनेको एक करता 
हुआ स्वभावानुचित क्रोधादिविकार विकहप करता है । २-जैसे महिषध्यानाविष्ट पुरुष विकल्प 
में भेंसा भौर अ्पनेको एक करता हुआ महाविषारणपनेके अ्रध्याससे कैसे मनुष्योचित छोटे द्वार 
से निकलूं ऐसा विकल्पविमूढ होकर असह्विकल्प करता है इसी प्रकार परल्ञेयध्यानाविष्ट जीव 
परज्ञेय व ज्ञायकरूप प्रपनेको एक करता हुमा परद्रव्यके भ्रध्याससे मूच्छित होकर पररूपात्म- 
विकत्पविमृद्ध होकर भ्रसद्विकतप करता है । 

सिद्धान्त -- १- परभावोंको व परद्रव्योंको प्रात्महप मानना भिथ्या है, केक्लर्शकासी 
स्म्भकंके अकसर: परपत्येकी शापमरूप-सानना मिथ्यानहैं; केवल किसी सम्पर्कके कारणा पर- 
द्रव्योंकी 4 परभावोंकों ग्रात्मरूप कहना रूढ़ हो गया है । २- वस्तुत: ग्रात्मा परद्रव्यों व 
परभावोसे विविक्त केवल चेतनामात्र है । 

दृष्टि -- १- उपाधिज उपचरित प्रतिफलन व्यवहार (१०४), उपाधिज उपचरित स्व- 
स्वभावव्यवहार (१०३), एकजातिद्रव्ये अ्न्यजातिद्रव्योपचारक भब्रसदुभतव्यवहार (१०६), 
स्वजातिद्रव्ये स्वजातिद्रव्योपचारक श्रसद्भूतव्यवहार (१०६श्र)। २- परमशुद्धनिश्वयनय 


(४४), शुद्धनय (४६) | 





क॒तु कर्माधिकार २०१. 
स्सरणतया तथाविधस्य भावस्य कर्ता प्रतिभाति । तथायमात्माप्यज्ञानाद शेयज्ञायको परात्मा- 
नावेकीकुवंशत्नात्मनि परद्रव्याध्यासान्नोइंद्रियविषयीकृतधर्माधर्माकाशकालपुद्गलजीवांतरनिरुद्ध - 


शुद्धचेतन्यघातुतया तर्थिेन्द्रयविषयीकृतरूपिपदार्थतिरोहितकेवलबोधतया मृतककलेवरमूछितपर- 
मामृतविज्ञानचनतया च तथाविधस्य भावस्य कर्ता प्रतिभाति ॥६६॥ 


निज 55० “०-35 तन तन तत न... 3०5 ीतन न ल------लने-कनननन ननकनीननणननणन॑ीन-न- मनन - नमन नि विन नी मनन न ननकनननननीननकनननननकन-क-ननानगान-4 «नल -क+»क++ जन नमन न नबननन+वननीन-पन-क न नाना नितिन न नया ता खत यएण + कल लन न भनाननाननगनभिनीयन- ननगनरभरगिन्‍++5+ 


परं-द्वितीया एक० । करोति-वर्तमान लट अन्य पुरुष एक० क्रिया | अज्ञानभावेन-तृतीया एकवचन करण- 
कारक ॥६६॥ 


० कल कद हर  ल >मय 








प्रयोग -- परमशान्ति पानेके लिये परद्रव्योंसे ग्रत्यन्त भिन्‍त अपने चैतन्यस्वरूपमात्र 

अपनेको ग्रनुभवना चाहिये ॥६६५॥ 

अरब कहते हैं कि इसी कारणसे यह ठीक रहा कि ज्ञानसे कर्त त्वका नाश होता है-- 
[एतेन तु| इस पूर्वंकंथित कारणसे [निश्चयविद्धि:] निश्चयके जानने वाले ज्ञानियोंके द्वारा 
[स श्रात्मा] वह पझांत्मा [कर्ता परिकथितः] कर्ता कहा गया है [एवं खलु] इस प्रकार 
निश्चयसे [यः] जो [जानाति] जानता है [सः | वह ज्ञानी हुप्ना [सर्वकतृ त्व॑ं] सब कर्तृ त्व 
को [मुर्चात] छोड़ देता है । 
तात्परयें--परद्रव्य भावके कतृ त्वविकल्पको भ्रज्ञानलीला समभ लेनेपर कतृ त्वबुद्धि हट 
जाती है । 

टीोकाथे--जिस काररण)से यह प्रात्मा भ्रज्ञानसे परके श्रौर आत्माके एकत्वका विकल्प 
करता है, उस कारणासे निश्चयसे कर्ता प्रतिभासित होता है, ऐसा जो जानता है, वह समस्त 
कतु त्वको छोड देता है, इस कारण वह श्रकर्ता प्रतिभासित होता है । यही स्पष्ट कहते हैं-- 
इस जगतमें यह प्रात्मा भ्रज्ञानी हुप्रा प्रज्ञाससे भ्रनादि संधारसे लगाकर पुद्गल कर्मरस और 
अपने भावके मिले हुए पश्रास्वादका स्वाद लेनेसे जिसको ग्रपने भिन्‍न भ्रनुभवको शक्ति मुद्रित 
हो गई है, ऐसा भ्रनाविकालसे ही है, इस कारण वह परको ओर श्रपनेको एकरूप जानता है । 
इसी कारण मैं क्रोध हुं इत्वादिक विकल्प अपनेमें करता है, इसलिए निविकल्प रूप श्रक्ृृत्रिम 
ग्रपने विज्ञाधनस्वभावसे अ्रष्ट हुआ बारम्बार भ्रनेक विकल्पोंसे परिणमन करता हुग्ना कर्ता 
प्रतिभासित होता है। श्रोर जब ज्ञानी हो जाय, तब सम्यग्ज्ञानसे उस सम्यग्ज्ञानको श्रादि 
लेकर प्रसिद्ध हुमा जो पुद्गलकमंके स्वादसे श्रपना भिन्‍न स्वाद, उसके भ्रास्वादनसे जिसकी 
भेदके अनुभवको शक्ति प्रकट हो गई है, तब ऐसा जानता है कि प्रनादिनिधन निरंतर स्वादमें 
ग्राता हुआ्आा समस्त भन्य रसके स्वादोसे विलक्षण, भ्रत्यन्त मधुर एक च्रेतन्यरस स्वरूप तो बह 
प्रात्मा है, प्रोर कषाय इससे भिन्‍न रस है, कषैले हैं, बेस्वाद हैं, उनसे युक्त एकत्वका जो 
विकल्प करना है; वह भज्ञानसे है। इस प्रकार परको शोर आत्माको पृथकू-पुथक्‌ नानारूपसे 


जा 


२०२ समयसार 


ततः स्थितमेतद्‌ ज्ञानान्नश्यति कु त्वं-- 
एदेण दु सो कत्ता आदा गिच्छयविदृहिं परिकहिदो । 
एवं खलु जो जाणदि सो मु चदि सब्वकत्तित्त ॥६७॥ 
इस झात्माकों कर्ता, होना भ्रज्ञानमें बताया है । 
ऐसा हि जानता जो, यह सब फतृ त्वको तजता ।।६७॥ 
एतेन तु स कर्तात्मा निश्चयविद्धि: परिकथित: । एवं खलु यो जानाति स मुच्तति सर्वकतृ त्व ॥६७॥ 
येनायमज्ञानात्परात्मनोरेकत्वविकल्पमात्मन: करोति तेनात्मा निश्चयतः कर्ता प्रति- 
भाति । यरत्वेवं जानाति स समस्त कतृ त्वमुत्सजति, तत्तः स खल्वकर्ता प्रतिभाति । तथाहि- 
इहायमात्मा किलज्ञानी सन्नज्ञानादासंसारप्रसिद्धेन मिलितस्त्रादस्वादनेन मुद्रितभेदसवेदनशक्ति र- 
नादित एवं स्थात्‌ ततः परात्मानावेकत्वेन जानाति ततः क्रोधोहमित्यादिविकल्पमात्मनः करोति 
ततो निविकल्पादकृतकादेकस्माद्विज्ञानधना त्प्रश्रण्ो बारम्बारमनेकबिकल्पे: परिणमन््‌ कर्ता प्रति- 


भाति । ज्ञानो तु सन्‌ ज्ञानात्तदादिप्रसिदृध्यता प्रत्येकस््रादस्वादनेनोन्मुद्रित भेदसंवेदनशक्ति: स्यात्‌ । 


नामसंज्ञ- एत, दु, कत्तार, अत्त, णिच्छयविदु, परिकहिद, एव, खलु, ज, जाण अबबोधने, त, 


सब्वकत्तित्त । धातुसंज्ञ- विद ज्ञाने, परि-कह वाक्यप्रबन्धे, जाण अवबोधने, मुच त्यागे। प्रक्ृतिधाब्द--- 


जानता है| इसलिए भ्रकृत्निम, नित्य, एक ज्ञान ही मैं हूं श्रौर कृत्रिम, प्रनित्य, अनेक जो ये 
क्रोधादिक है, वे मैं नही हूं ऐसा जाने तब क्रोधादिक मै हूं' इल्यादिक विकल्प प्रपनेमें किचि- 
न्‍्मात्र भी नही करता । इस कारण समस्त ही कतृ त्वको छोड़ता हुआ सदा ही उदासीन बीत- 
राग प्रवस्था स्वरूप होकर ज्ञायक ही रहता है, इसीलिए निविकल्पस्वरूप श्रकृत्रिम नित्य 
कए बिज्ञानघन 'हुप्ना प्रत्यन्त प्रकर्ता प्रतिभासित होता है। 

सावार्थ--यदि कोई परद्रव्यके भावोके अपने बतृत्वकों भ्रज्ञान जान ले तब ग्राप 





९ बिकल्पमें भी उसका कर्ता क्‍यों बने ? भ्रज्ञानी रहना हो तो परद्वव्यका कर्ता बने । इसलिए 


ज्ञान होनेके बाद परद्रव्यका कतृ त्व नहीं रहता । अ्रब इसी अर्थंका कलशरूप काव्य कहते 
हैं--श्रश्ञान इत्यादि । श्र॒भं> जो पुरुष निश्वयसे स्वयं ज्ञानस्वरूप हुप्रा भी भ्रज्ञानसे तुण 
सहित मिले हुये भ्रन्नादिक सुन्दर आझ्राहारको खाने वाले हस्ती श्रादि तिर्यज्चके समान होता 
है, बह शिखरिनी (श्रीखण्ड) को पीकर उसके दही मीठेके मिले हुए खट्टे मीठे रसकी प्रत्यन्त 
इख्छासे उसके रसभेदकों न जानकर दूधके लिये गायको दुहता है। 

भावाथं--- जैसे कोई पुरुष शिखरिनकों पीकर उसके स्वादकी श्रतिइच्छासे रसके शान 
बिना ऐसा जानता है कि यह गायके दूधमें स्वाद है, श्रत: प्रतिलुब्ध हुआ गायको दुहता है, 


कतु कर्माधिकार २०३ 
सतो5नादिनिधनानव रतस्वदमाननिखिलरसांतरविविक्तात्यंतमघु रचैतन्यैक रसो5यमात्मा.. भिन्‍न- 
रसा: कषायास्तै: सह यदेकत्वविकल्पकरणं तदज्ञानादित्येवं नानात्वेन परात्माना जानाति। 
ततो5कृतकमेक ज्ञानमेवाह न पुनः कृतको3नेक: क्रोधादिरपीति क्रोधोहमित्यादिविकल्पमात्मनों 
मनागषि न करोति ततः समस्तमपि कतु त्वमपास्यति । ततो नित्यमेवोदासीनावस्थोी जानन 
एबास्‍्ते । ततो निविकल्पो5हतक एको विज्ञानबनों भूतोःत्यंत्तमकर्ता भ्रतिभाति । भ्रज्ञानतस्तु 
सतृणाभ्यवहारकारी ज्ञानं स्वयं किल भबनन्‍नपि रज्यते यः । पीत्वा दधीक्षुमधुराम्लरसातिगृद्धया 
मां दोग्धि दुग्धमिव नुनमसौ रसालां ।।५७॥ श्नज्ञानान्मृगतृष्णिकां जलधिया धावंति पातुं मृगा 


एतत्‌, तु तत्‌, कतृ , आत्मन्‌, निश्चयविद्‌, परिकथित, एवं, खलु, यत्‌, ततू, सर्वकतृ त्व | भूलघालु- डुकृज हि 
करणे, अत सातत्यगमने, निस्‌-चित्र्‌ चयने, विद ज्ञाने भदादि, परि-कथ वाक्यप्रबधे चुरादि, ज्ञा अवबोधने 


न ब--ककमीनऊी-की-."+लीी नी न डक व ++++--ननतनत॑ + कल न नबी न न लीन सनम- 3 “नमन. 3५33५७33...->जजननामन्‍क... 


उसी प्रकार अज्ञानी पुरुष प्रपना और पुद्गलकमंविपाकका भेद न जानकर रागादि भावमें 
एकाकाररूपसे प्रवृत्त होता है और इसी चोटसे विषयोंमे स्वाद जानकर पुदूगलकमेंको ग्रति- 
लुब्ध होकर ग्रहणा करता है, श्रपने ज्ञानका और पुदुगलकमंका स्वाद पृथक्‌ नहीं ग्रनुभव 
करता । वह हाथीको भांति घासमें मिले हुए मिष्ट प्रन्नका एक स्वाद लेता है । 

ग्रब कहते है कि अ्ज्ञाससे ही जीव पुदुगलकमंका कर्ता होता है--पअ्रज्ञानान्मृग 
इत्यादि । श्रं--ये जीव निश्चयसे शुद्ध एक ज्ञानमय हैं, तो भी वे प्रज्ञानके कारण पवनसे 
तरंगित समुद्रकी भाँति विकल्पसमूहके करनेसे व्याकुल होकर परद्रव्यके कर्तारूप होते हैं । 
देखो प्रश्ञानसे ही मृग बालूको जल जानकर पीनेकों दोडते है झऔर देखो श्रज्ञानसे हो लोक 
पझंधका रमें रस्सीमें सपंका निश्चय कर भयसे भागते हैं । 

भावा्थं--प्रज्ञानसे क्या नहीं होता ? मृग तो बालुको जल जानकर पीनेको दौड़ता 
है और खेद-खिन्‍्न होता है, मनुष्य लोक अंधेरेमें रस्सीको सर्प मान डरकर भागते हैं, उसी 
प्रकार यह श्रात्मा, जैसे वायुसे समुद्र क्षोभरूप हो जाता है, वैसे श्रज्ञानसे प्रनेक विकल्पोंसे 
क्षोभरूप होता है। सो ऐसे ही देखिये- यद्यपि प्रात्मा परमार्थसे शुद्ध ज्ञानचन है तो भी 
भ्रज्ञानसे कर्ता होता है । 

प्रब कहते है कि ज्ञान होनेपर यह जीव कर्ता नही होता--ज्ञानादु इत्यादि । श्र्थ -- 
जो पुरुष ज्ञानसे भेदशानवो कला द्वारा परका तथा प्रात्माका विशेष भेद जानता हे, वह पुरुष 
दूध जल मिले हुएको भेदकर दूध ग्रहण करने वाले हंसकी तरह है, प्रचल चैतन्यघातुको सदा 
प्राश्रय करता हुआ जानता हो है, ओर कुछ भी नहीं करता । भावाें--जो निजको निज 
ब परको पर जानता है, वह ज्ञाता हो है, कर्ता नही है । 

झब बताते हैं कि जो कुछ जाना जाता है, वद्द ज्ञानसे ही जाना जाता है -ज्ञानावेब 


२०४ समयसार 


ग्रज्ञानात्तमसि द्रवति भ्रुजगाध्यासेन रज्जौ जना: । अज्ञानाच्च विकल्पचक्रक रणाद्वातोत्तरंगाव्धि- 
बतू, शुद्ध्ञानमया भ्रपि स्वयममी कर्त्रीभवंत्याकुलाः ॥५५॥ ज्ञानाद्विविचकतया तु परात्मनोर्यों, 
जानाति हंस इव वाःपयसोविशेषं । चैतन्यधातुमचलं स सदाधिरूढ़ो जानाति एवं हि करोति न 
किचनापि ॥५६॥ ज्ञानादेव ज्वलनपयसो रोष्ण्यशत्यव्यवस्था, ज्ञानादेवोलसति लवणस्वादभेद- 
' झुच्लु मोक्षणे तुदादि | पबविवरण-एतेन-तृतीया एक० । तु-अव्यय। सः-प्रथमा एक०। कर्ता-प्रथमा 
एक० । आत्मा-प्रथमा एक० ।नि३चय विद्धि:-मृतीया बहु० कर्मवाच्ये कर्ता | एवं-अव्यय । खलु-अव्यय । 


इत्यादि । भश्रथं-- जैसे भ्रश्नि श्रोर जलकी उष्णता श्रोर शोतलताकी व्यवस्था ज्ञानसे ही जानी 
जाती हैं; लबण तथा व्यंजनके स्वादका भेद ज्ञानसे ही जाना जाता है । उसी प्रकार अपने रस 
से विकासरूप हुआ जो नित्य चैतन्यधातु उसका तथा क्रोधादिक भावोंका भेद भी ज्ञांनसे ही 
जाना जाता है। यह भेद कतृ त्वके भावकों दूर करता हुप्ना प्रकट होता है । 

ग्रब कहते हैं कि श्रात्मा श्रपने भावका ही कर्ता है--श्रज्ञानं इत्यादि । भ्रथं---इस 
प्रकार अ्ज्ञानरूप तथा ज्ञानरूप भी झ्रात्माको ही करता हुआ प्रात्मा प्रकट रूपसे अपने ही 
भावका कर्ता है, बह परभावका कर्ता तो कभी नहीं है। श्रब श्रागेकी गाथाकी सृचनिकारूप 
एलोक कहते है- श्रात्मा इत्यादि । श्रर्थ--भ्रात्मा ज्ञानस्वरूप है, वह स्वयं ज्ञान ही है, वह 
ज्ञानसे ग्रन्य किसको करता है ? किसीको नहीं करता । तब परभावका कर्ता ग्रात्मा है ऐसा 
मानना तथा कहना व्यवहारी जीवोंका मोह (गश्रज्ञान) है । 

प्रसंगविवश्ण-प्रनन्तरपूर्व॑ गायामें बताया था कि यह निर्णाय हुआ्ना कि ग्रज्ञानसे 
कमंका प्रभव होता है | भ्रव यहाँ यह निरंय इस गाधामें दिया है कि ज्ञानसे कतुत्व नष्ट हो 
जाता है | 

तथ्यप्रकाश-- १- पर और आ्रात्माका एकत्व नही है, किन्तु प्राणी ग्रज्ञानसे पर व 
झ्रात्माके एकत्वका विकल्प करता है, इसीसे श्रात्मा कर्ता कहलाता है । २- जो अज्ञानसे 
वाले विकल्प कतुृ त्वके तथ्यकों जानती है वह ज्ञानी है, वह कतृ त्वको छोड़ देता है । ३- पर 
और आञत्माको एकमेक जाननेका कारण ज्ञेयमिश्रित ज्ञानका स्वाद लेनेसे भेदज्ञानकी शक्तिका 
मुद्रित हो जाना है । ४-पर और आझात्माको एकरूपसे |जाननेके कारण भ्रज्ञानी जीव “मैं क्रोध 
हूं” इत्यादिरूप झात्मविकल्प करता है। ५० विकारोंमें भ्रात्मविकल्प करनेसे निविकल्प 
विज्ञानघन स्वरूपसे भ्रष्ट होता हुआ यह भअज्ञानी बारबॉर अनेक विकल्पोंसे परिणमता हुश्रा 
कर्ता कहा जाता है। ५- स्वभाव परभाठुका भेद जानने वाला ज्ञानी परतत्त्वसे भिन्‍न शअ्रपना 
स्वादभेदसवेदन शक्तिवाला होता है । ७-मैं तो एक चेतन्यरस हूं, कषायें भिन्‍नरस हैं, भेद- 
झानमे ऐसा स्पष्ट ज्ञान रहता है। ८- सहजसिद्ध ज्ञानमान्न श्रपनेकों स्वीकारने वाला तथा 











कु कर्माधिकार २०५ 


व्युदास: । ज्ञानादेव स्वरसविकसन्नित्यचैतन्यधातो:, क्रोधादेश्व प्रभवति भिदा भिदती कतुं- 
भाव ॥६०॥ अप्ज्ञानं ज्ञानमप्येवं कुव॑न्नात्मानमंजसा । स्यात्कर्तात्ममावस्थ परभावस्थ न 
क्वचित्‌ ॥६१॥ प्रात्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्‍यत्करोति कि | परभावस्य कर्तात्मा मोहो5यं 
व्यवहारिणां ॥६२॥ ॥६७॥। 


य:-प्रथमा एक० । जानाति-बतंमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० । सः-प्रथमा एक० । मुचति-वतंमान लट॒ अन्य 
पुरुष एकवचन क्रिया। स्वकतृ त्वं-द्वितीया एकवचन ।।६७॥ 





झपनेमें कृतक प्रनेक विकाररूपोंको निषेधने वाला ज्ञानी क्रोधादिर्प आत्मविकल्पको रंच भी 
नहीं करता है प्रतः वह भ्रकर्ता है। €-- प्रात्मा स्वयं ज्ञानमात्र है, वह ज्ञान सिवाय पअ्रन्य 
कुछ नहीं करता है । 

सिद्धान्त--- १-समस्त परद्रव्यों व परभावोंसे विविक्त यह ग्रात्मा चैतन्यैकरस है। 
२-अभ्रविकार सहजज्ञानस्वभावके आश्रय समस्त कर्मत्व कलंक दूर हो जाता है । 

हष्टि--१-परमशुद्धनिश्वयनय (४४) । २-शुद्धभावनापेक्ष शुद्धद्रव्याथिकनथ (२४ब)। 

प्रयोग--चेतन्यरसमात्र श्रात्मामें स्वपरके श्रज्ञानसे ही परात्मविकल्प होता है ऐसा 
जानकर श्रपने श्रकतृ स्वभाव चैतन्यस्वरूपमें रत होकर निराकुल होना चाहिये ॥॥६ ७।। 

ग्रब यही कहते हैं कि व्ययहारी ऐसा कहते हैं:--[भ्रात्मा | भ्रात्मा [व्यवहारेण] 
व्यवहारसे [घटपटरथानु द्रव्याणि] घट पट रथ इन वस्तुप्रोंको [च] भौर [करणानि] 
इद्रियादिक करणपदार्थोकी [श्र] भ्रोर [कर्मारित] ज्ञानावरणादिक तथा क्रोधादिक द्रव्यकमं, 
भावकर्मोको [चर इह] तथा इस लोकमे [विविधानि] प्रनेक प्रकारके [नोकर्मारिण] शरीरादि 
नोकमंकोी [करोति] करता है । 

तात्पयं--व्यवहारसे ही यह कहा जाता है कि जीव परद्रव्य व परभावको करता है। 

टीका्थ-- जिस कारण व्यवहारी जीवोंको यह प्रात्मा भ्रपने विकल्प और व्यापार 
इन दोनोके द्वारा घट अभ्रादि परद्रव्य स्वछप बाह्यकर्मको करता हुग्रा प्रतिभासित होता है, इस 
कारण उसी प्रकार क्रोघादिक परद्रव्यस्वरूप समस्त प्रंतरंग कर्मको भो करता है। व्योंकि 
दोनों परद्रव्यस्वरूप हैं, परत्वको दृष्टिसे इनमें भेद नहीं । सो यह ब्यबहारी जीवोंका ग्ज्ञान है । 
भाषाथं- घट पट कर्म नोकमें ग्रादि परद्रव्योंका कर्ता अपनेकी मानना यह तो व्यवहारी जनों 
का अज्ञान है । 

प्रसंगविवरण--अनन्तरपूर्व गाथामें बताया गया था कि निश्चयसे यह प्रात्मा जानता 
ही है, परद्रव्यको व परभावकों करता नहीं है । इस विवरणपर यह जिज्ञासा होतो है कि घट 


२०६ समयसार 
श्था हि- 
ववहारेण दु आदा करेदि घडपडरथाणि दब्वाणि । 
करण णि य कम्माणि य णोकम्माणीह विविहाणि ॥६८॥ 


व्यवहा रमात्रसे यह, भ्रात्मा करता घटादि द्रव्योंको । 
कररणोंको कर्मोंको, नोकसॉंको बताया है ॥६४॥। 
व्यवहारेण त्वात्मा करोति घटपटरथान्‌ द्रव्याणि। करणानि च्‌ कर्माणि च नोकर्माणीह विविधानि ॥६८५॥ 
व्यवहारिणां हि यतो यथायमात्मात्मबिकत्पव्यापाराभ्यां घटादिपरद्रव्यात्मकं बहि:कर्म 
कुर्वेन प्रतिभाति ततस्तथा क्रोधादिपरद्रव्यात्मक॑ थ समस्तमंतः:कर्मापि करोत्यविशेषादित्यस्ति 
ब्यामोहः ॥६ ५।। 


नामसंज्ञ-ववहार, दू, अत्त, घडपडरथ, दव्व, करण, य, कम्म, य, णोकम्म, इह, विविह । धातु- 
धंज्ु-कर करणे । प्रकृतिशब्द--व्यवहार, तु," आत्मन्‌, घटपटरथ, करण, च,'कर्मनू, च, नोकमंन्‌, इह, 
विविध । मूलधातु--वि-अव-हज हरणे, घट'संधाते चुरादि, पट गतो भ्वादि। पदविवरण-- व्यवहारेण- 
तुतीया एक० । तु-अव्यय । आत्मा-प्रथमा एक ० । करोति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एकबचन क्रिया। घट- 
पटरथाणि-द्वितीया बहु० । द्रव्याणि-द्वितीया बहु० कर्मकारक । करणाणि-द्वितीया बहु०। च-अव्यय । 
कर्माणि-द्वि० बहु० | च-अ० । नोकर्माणि-द्वि० बहु० । इह-अव्यय । विविधानि-द्वितीया बहुवचन ।।६८॥। 


पट श्रादिको करनेका :्रूपण किस प्रकार है इसके समाधांनमें यह गाया झ्ाई है । 

तथ्यप्रकाश-- (१) प्रात्मा घटपट श्रादि परद्रव्योंकी करता है यह उपचारसे कहा 
जाता है। (२) इस उपधारमें यद्यपि निमित्तनैमित्तिक परम्परा है तो भी निश्चयदृष्टिसे 
मिथ्या है। (३) प्रात्मा कर्म नोकम व इन्द्रियोंकी करता है यह कथन भी उपचारसे है । 
(४) भ्रात्माकी कर्ममें निमित्तता, नोकर्मादिमें निमित्तनिमित्तता श्रादि सम्बन्ध होनेपर भी 
जीवसे प्रत्यन्त भिन्न द्रव्य होनेसे निश्चयसे यह उपचारकथन मिथ्या है । 

सिद्धान्तन---( १) झ्रात्मा घट पट आ्रादि परद्रव्यको करता है यह उपचार कथन है । 
(२) प्रात्मा कम नोकमंको करता है यह भी उपचार कथन है। 

हृष्टि-- !- प्रसंश्लिश्वविजात्युपचरित ग्रसदृभूतव्यवहार (१२६) । २- संश्लिष्ट विजा- 
त्युपचरित प्रसदूभूतत्यवहार (१२५) । 

प्रयोग--शभ्रात्मा परभावका कर्ता है इस वार्ताकों मोहनेशमात्र जानकर इस पग्नज्ञानको 
छोड़कर प्रकारण भझकाये अ्रविकार सहज ज्ञानस्वरूपमें रुचि करके संकटमुक्तिका पौरुष 
करना ।६ ८॥ 

यह व्यवहारका मानना परमार्थहृष्टिमें सत्यार्थ नहीं है--[यदि] मदि [सः] बहु 





क॒तु कर्माधिकार २०७ 


स श सनू--- 
जदि सो परदव्वाणि य करिज्ज गणियमेण तम्मथो होज्ज । 
जह्या ण्‌ तम्मश्रो तेश सो ण॒ तेसि हवदि कत्ता ॥६६॥ 


यदि बह परद्रव्योंकोी, करता तो तन्‍्मयी हि हो जाता । 

भू कि नहीं तन्‍्मय बहु, इससे परका नहीं कर्ता ॥६€॥ 
बदिस परद्रव्याणि चकुर्याश्चियमेन तन्‍्मयो भवेत्‌ । यस्मान्न तन्‍्मयस्तेन सन तेषां भवति कर्ता। 
यदि खल्वयमात्मा परद्रव्यात्मक कम कुर्यात्‌ तदा परिणामपरिणामिभावान्यथानुपपत्ते- 
नामसंश--जदि, न, परदव्व, य, णियम, तम्मअ, ज, ण, तम्मअ, त, त, ण, त, कत्तार | धातु- 
संज-- कर करणे, हो सत्तायां, हव सत्ताया । प्रकृतिशब्द---यदि, ततू, परद्रव्य,(च, नियम, तन्‍्मय, यत्‌, न, 
तन्‍्मय, ततू, तत्‌, न, तत्‌, कतूं । भूलधातु -# गतो, डुकृजअ करणे, भू सत्ताया। पदव्िवरण--यदि-- 
अव्यय । स:-प्रथमा एकवचन । परद्रव्याणि-द्वितीया बहु०। च-अबव्यय । कुर्यातृ-विधि लिडः अन्य पुरुष 








प्रात्मा [परद्रव्यारि | परद्रव्योंको [कुर्यात] करे [च] तो [नियमेन] नियमसे वह श्रात्मा 
उन परद्रव्योसे [तन्‍्मए:] तन्मय [मवेत्‌ | हो जाय [यस्मात्‌] परन्तु [तन्मयः न] श्रात्मा 
तन्‍्मय नहीं होता [तेन] इसी कारण [सः ] वह [तिषां] उनका [कर्ता] कर्ता [न भवति] 
नहीं है । 

तात्पये-- ग्रात्मा परद्रव्योसे पृथक्‌ भ्रपनी सत्तामान्नमे है, अ्रतः वह परद्रव्योका कर्ता 
कंसे हो सकता है ? 

टोकार्थ--- यदि वास्तवमें यह प्रात्मा परद्रव्यस्बरूप कर्मको करे, तो परिणापर-परि- 
णामभावकी अन्यथा प्रप्राध्ति होनेसे नियमसे तन्‍्मय हो जाय, किन्तु अन्य द्रव्यकी प्नन्य द्रव्यमें 
तन्मयता होनेपर भ्रन्य द्रव्यके नाशकी ग्रापत्तिका प्रसंग प्रानेसे तन्‍्मय है ही नहीं। इसलिये 
व्याप्यव्यापकभावसे तो उस द्र॒ध्यका कर्ता ग्रात्मा नही है। मावाथें--यदि प्रात्मा भ्रन्य द्रव्य 
का कर्ता होवे, तो पृथक्‌-पुथक्‌ द्रव्य क्‍यों रहें ? फिर तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप हो जावेगा, 
यों प्रन्य द्रव्यका नाश हो जायगा यह बड़ा दोष आ्राता जैसा कि है हो नही । इसलिये भ्रन्य 
द्रब्यका कर्ता भ्रन्य द्रव्यको कहना सत्यार्थ नहीं है निश्चयसे तो यही है कि प्रात्मा मात्र भ्रपने 
गुणोंमें हो परिणाम सकता है, भ्रन्यके गुणोमें नहीं। 

प्रसंगवियरण--प्रनन्तरपूर्व गाथामें बताया गया था कि क्रात्मा परद्रव्यको करता है 
यह कथन व्यवहारसे है । भ्रब॒ इसी विषयमे इस गाधथामें कहा है कि ऐसा व्यवहारकथन 
सत्याथं नहीं है । 

तथ्यप्रकाश-- (१) यदि प्रात्मा परद्रव्यको करे तो प्रात्मा परद्रव्यमय हो जायगा यह 


र०्प८ समयसार 


नियमेन तन्मयः स्थात्‌ न च॒ द्रव्यांतरमयत्वे द्रव्योच्छेदापत्तेस्तन्मयोस्ति । ततो व्याप्यव्यापक- 
भावेन न तस्य कर्तास्ति ॥६६॥ 


एकवचन क्रिया । नियमेन-तृतीया एक० । तन्मय:-प्रथमा एक० । भवेतू-विधि लिडः अन्य पुरुष एक० 
क्रिया । यस्मात्‌ू-पचमी एकवचन हेत्वर्थ | न-अव्यय । तन्‍्मयः-प्र० ए० । तेन-तुतीया एक० । स.-प्रथमा 


एक० । न-अव्यय । तेपां-षष्ठी बहुण। भवति-वतंमान लू अन्य पुरुष एकबचन क्रिया। कर्ता-प्रथमा 
एकवचन ॥।६६॥ 


दोष भ्राता है । (२) कोई भो द्रव्य भन्यद्रव्यमय नही है। (३) यदि कोई द्रव्य भ्रन्यद्रव्यमय 
हो जाय तो द्रव्यका ही उच्छेद जायगा । (४) एक द्रव्यका भ्रन्य द्रव्यके साथ व्याप्यव्यापक 
भाव नही है, इस कारण कोई भी द्रव्य भ्रन्ध द्रव्यका कर्ता नहीं होता । 
सिद्धान्त--( १) प्रत्येक द्रव्य श्रपने ही परिणामरूपसे परिणमता है। (२) प्रात्मा 
उपादानरूपसे परद्रव्योंका कर्ता नही है । 
हैष्टि---१- स्वद्रव्यादिग्राहुक द्रव्याथिकनय (२८) । २- परद्रव्यादिग्राहुक द्रव्याथिक- 
नय (२६) । 
प्रयोग--अभ्रपनेकोी समस्त परसे भिन्न अ्रतन्‍्मय निहारकर प्रपने ज्ञानस्वरूपमें ही उप- 
योग रखनेका पौरुष करना ॥॥६६॥। 
श्रब कहते हैं कि आरात्मा व्याप्य-व्यापक भावसे तो परका कर्ता है ही नही, झ्रौर 
निमित्तन॑मित्तिक भावसे भी कर्ता नही है--[जीवः] जीव [घट] घड़ेको [न करोति] नही 
करता [एबं] झ्रौर [पट | पटकों भी [न] नहीं करता [शिषकारि | शेष [द्रब्यारिण | द्रव्यों 
को भी (नंब) नही करता (योगोपयोगौ लव) किन्तु जीवके योग श्रौर उपयोग दोनों (उत्पा- 
दकौ) घटादिक के उत्पन्नकरने वाले निमित्त हैं (तथो:) सो उन दोनोंका याने योग और उप- 
योगका यह जोव (कर्ता) कर्ता (मक्ति) है। 
तात्पये--जीव घट-पटादिक करनेका निमित्त भी नही है, किन्तु जीवका योग व 
उपयोग घटादिकके होनेका निमित्त हो सकता है । 
टीकार्थ--वास्तवमें घटादिक तथा क्रोधादिक परद्रव्यस्वरूप जो कर्म है उनको यह 
आत्मा व्याप्यव्यापकभावसे नहीं करता । क्योकि यदि ऐसे करे तो उनसे तनन्‍्मयताका प्रसंग 
ग्रा जायगा । तथा यह आत्मा घट-पटादिको निमित्तन॑मित्तिकभावसे भी नहीं करता, बयोंकि 
ऐसे करे तो सदा सब प्रवस्थाग्रोंमें कतृ त्वका प्रसंग श्रा जायगा | तब इन कर्मोंकी कौन करता 
है, सो कहते हैं। इस आात्माके झ्नित्य योग ओर उपयोग ये दोनों जो कि सब अ्रवस्थाप्रोंमें 
व्यापक नही हैं, वे उन घटादिकके तथा क्रोधादि परद्रव्यस्वरूप कर्मोके निमित्तमात्रसे कर्ता 


कतृ कर्माघिकार २०६ 
निित्तन॑सित्तकभावेनापि न कर्ताष्ति-- 


जीवो ण्‌ करेदि धर्ड गोेव पढे णेव सेसगे दब्वे । 
जोगुवञगा उप्पादगा य तेमि हवदि कत्ता ॥१००॥ 


न निमित्तरूपमें मी, ग्रात्मा करता घटादि द्रव्योंकों । 

योगोपयोग कारए, उनका हो जोब कर्ता है ॥१००॥। 
जीवो न करोति घट नैव पट नैव शेषकानि द्रब्याणि। योगोपयोगावुत्पादकौ च तयोभंवतत्ति कर्ता ।१००।। 
यत्किल धटादि क्रोधादि वा परद्रव्यात्मकं कर्म तदयमात्मा तन्मयत्वानुषंगादू व्याप्य- 
व्यापकभावेन तावन्न करोति नित्यकतृ त्वानुपंगान्निमित्तनैमित्तिकभावेनापि न तत्कुर्यात्‌ । अझनि- 


दिल है. की तक लव क्‍दक्‍नन्‍िीन्‍ जि डिॉोोसोी----::--ा>.न्‍- 5 ोऊी::-स्‍ आन चलन तल न्‍ +ब..7_>-न+++तत.त..ब.०तत............र..................... 


ताससंज्ञ--जीव, ण, घड, ण, एव, पड, सेसग, दक््व, जोगुवओग, उप्पादग, य, त, कत्तार । धातु- 
संज्ञ--कर करणे, उव-उज योगे, हव सत्तायां । प्रकृतिशब्द--जीव, न, घट, न, एवं, पट, न, एवं, शेषक 
द्रव्य, योगोपयोग, उत्पादक, च, ततू, कतृ । मूलधातु-जीव प्राणधारणे, डकृतऋ करणे, घट सघाते, पट 
गतो, शिप असर्वोपयोगे चुरादि, ब्रु गती, युजिर्‌ योगे, उतृ-पद गतौ चुरादि दिवादि णिच्‌ कृदन्त, भू 
सत्तायां। पदव्रिवरण- जीव:-प्रथमा एक०। न-अव्यय | करोति-वर्तमान लट अन्य पुरुष एकवचन। 


कहे जाते है। योग तो प्रात्माके प्रदेशोंका चलनरूप व्यापार है और उपयोग आत्माके चैतन्य 
का रागादि विकाररूप परिणाम है। सो कदाचित्‌ अज्ञानसे इन दोनोको करनेसे इनका आत्मा 
को भी कर्ता कहा जावे, तो भी वह परद्रव्यस्वरूप कर्मका तो कर्ता कभी भी नहीं है । 

भावार्थ--आत्माके योग, उपयोग, घटादि तथा क्रोधादिकके निभित्त है, सो योग 
उपयोगको तो उनका निमित्तकर्ता कहा जा सकता है, परन्तु ग्रात्माको उनका निभित्तकर्ता 
भी नहीं कहा जा सकता । तथा ग्रात्मा योग उपयोगका कर्ता संसार अवस्थामे श्रज्ञानसे हैं । 
तात्पयं यह है कि द्रव्यहष्टिसे तो कोई द्रव्य अ्रन्य किसी द्रव्यका कर्ता नही है, परन्तु पर्यायदृष्टि 
से किसी द्रब्यका पर्याय किसो समय किसी अ्रन्य द्रव्यके पर्यायके लिये निमित्त होता है | इस 
अपेक्षासे अनन्‍्यके परिणाम श्रन्यके परिणामके निमित्तकर्ता कहे जाते हैं, परन्तु परमार्थसे द्रव्य 
प्रपने परिणामका कर्ता है, किसीके परिणामका भश्रन्य द्रव्य कर्ता कभी हो ही नहीं सकता । 

प्रसंगविवरण-- अनन्तरपूर्व गाथामें बताया गया था कि आत्मा घट पट आ्रादिको 
कर्म नोकमं भ्रादिको करता है यह जो व्यवहार है वह सत्या्थ नहीं है क्‍योंकि श्रात्मा उपादान 
हूपसे किसी भी परद्रव्यको नहीं करता । श्रब इसी विषयमें इस गायामें बताया है कि वास्तव 
में तो आत्मा घटादिक व क्ोधादिक परद्रव्यात्मक परिशामका निमित्तन॑भित्तिकभावसे भी 
कर्ता नहीं है, किन्तु प्रात्माके योग उपयोग ही उनके निमित्तरूपसे कर्ता है । 

तथ्यप्रकाश-- १-यदि घटादिक व क्रोधादिक परद्रव्यपरिणामका प्रात्मा उपादानरूपसे 











२१० समयसार 


त्यो योगोपयोगाबेव ततन्न निमित्तत्वेन कर्तारो योगोपयोगयोस्त्वात्मविकल्पव्यापाश्यों: कदाचिद- 
ज्ञानेन करणादात्मापि कर्तास्तु तथापि न परद्रव्यात्मकर्मकर्ता स्थात्‌ ॥१००।। 
घटं-द्वितीया एकवचन । न-अव्यय । एव-अव्यय । शेषकानि-द्वितीया बहु० । द्रब्याणि-द्वि ० बहु० ) योगो- 
पयोगौ-प्रथमा द्विवचन । उत्पादकौ-प्रथमा द्विवचन । च-अव्यय । तेषां-षष्ठी बहु०। भवति-वर्तमान 
लटू अन्य पुरुष एकवचन । कर्ता-प्रथमा एकवचन ।।१००।। 
कर्ता होता तो आत्मा घटादिमय व क्रोघादिमय हो जाता यह प्रसंगदोष श्लाता । २-प्रात्मा 
यदि घटादिक व क्रोधादिक परद्रव्यपरिणामका निमित्तरूुपसे बर्ता होता तो सदैव उनका 
कर्ता रहनेका प्रसंगदोष प्लाता । ३-पात्माके योग उपयोग ही घटादि व क्रोधादि परद्रव्यात्म- 
दकपरिणामके निमित्तपनेसे कर्ता हैं याने योगोपयोगका निमित्त पाकर पुदूगलस्कंघ स्वयं घटादि 
व कर्मादिरूप परिणाम जाते हैं। ४-प्रात्मा प्रज्ञानसे वैसे विकल्प व व्यापार रूप परिणमता 
है, प्रतः झ्लात्मा योग (व्यापार) व उपयोग (विकल्प) का कदाचित्‌ कर्ता है। ५-प्रात्मद्रव्य 
परद्रव्यात्मक १रिणामका कर्ता न उपादानरूपसे है भौर न निमित्तरूपसे है । 

सिद्धान्त-- १-पभ्रात्मा किसी भी परद्रव्यभावका कर्ता नहीं । २-प्रात्माके विकल्प व 
व्यापारका निमित्त पाकर धटादिक व कर्मादिक परद्रव्यपरिणाम होता है । 

हृष्टि-- १- प्रतिषेषक शुद्धनय (४€भ्र)। २- उपाधिसापेक्ष प्रशुद्ध द्रव्याधिकनय । 

प्रयोग--ज्ञानमात्र एक ज्ञायकस्वभाव मैं झ्मात्मद्रव्य किसी भी परद्रव्यपरिणामका न 
तो उपादानरूपसे कर्ता हूं और न निमित्तरूपसे कर्ता हूं, मैं तो भ्रकतु स्वभाव प्रूव सहजज्ञान 
स्वभावमें रमकर कृतार्थे होऊंगा ऐसा ज्ञानप्रयोग करना चाहिये ॥|१००॥ 

ग्रब कहते हैं कि ज्ञानी ज्ञानका ही कर्ता हैः--[पुदगलद्रव्याखां] पुदुगल द्रब्योंके 
[परिण्णमाः] परिणाम ये जो [ शानावरणानि] ज्ञानावरणादिक [भवंति] हैं [ताति] उनको 
भझात्मा] प्रात्मा [न करोति] नहीं करता, ऐसा [यः] जो [जानाति] जानता है [सः] वह 
[शानी] ज्ञानी [भव्ति] है । 

तात्पयं--ज्ञानीको हढ़ श्रद्धा है कि भ्रात्मा जानन सिवाय भ्न्य कुछ किसीका नहीं 
करता, सो वह कर्मको भी भान रहा है, करता नहीं । 

टीकार्थ--वास्तवमें जो पुदूगलद्रव्यके परिणाम गोरसमें व्याप्त दही दूध मीठा खट्टा 
परिणाम को भांति पुदुगलद्रब्यसे व्याप्त होनेसे ज्ञानावरणादिक हैं उनको निकट बेठा गोरसा- 
ध्यक्षकी तरह ज्ञानी कुछ भी नहीं करता है। किन्तु जैसे वह गोरसाध्यक्ष गोरसके दशंनकों 
प्रपने परिणामसे व्यापकर मात्र देखता हो है, उसी प्रकार ज्ञानो पुदूगलपरिणामनिमित्तक 
प्रपने ज्ञानको जो कि भपने व्याप्यरूपसे हुआ उसको व्यापकर जानता ही है। इस प्रकार 


कतु कर्माधिकार २११ 
शानों शानस्पेव कर्ता स्थात्‌ः--- 
जे पुर्ालदब्बाणं परिणामा होति णाणआवरणा । 
ण करेदि ताणि आदा जो जायशदि सो हवदि णाणी ॥१०१॥ 


जो पुद्गल द्रव्योंके, शानावरणशादि कर्म बनते हैं । 
उनको न जोव करता, यों जो जाने बही ज्ञानी ॥१०१॥ 
ये पुद्गलद्रव्याणां परिणामा भवंति ज्ञानावरणानि । न करोति तान्यात्मा यो जानाति स भवति ज्ञानी। 
ये खलु पुद्गलद्र॒व्याणां परिणामा गोरसबव्याप्तदधिदुग्धमधुराम्लपरिणामवत्पुदूगलद्रव्य- 
व्याप्तत्वेन भवंतो ज्ञानावरणानि भवंति तानि तटस्थगोरसाध्यक्ष इव न नाम करोति ज्ञानी किंतु 
यथा से गोरसाध्यक्षस्तदशेनमात्मव्याप्तत्वेन प्रभवदृव्याप्य पश्यत्येव तथा पुदुगलद्गवव्यपरिणाम- 
निमित्त ज्ञानमात्मव्याप्यत्वेन प्रभवद्व्याप्प जानात्पेव ज्ञानी ज्ञानस्थ॑व कर्ता स्थात्‌ । एवमेव 





नामसंज्ञ- ज, पुग्गलद॒व्ब, परिणाम, णाणआवरण, ण, त, अत्त, ज, त, णाणि। धातुसंश- हो 
सत्ताया, कर करणे, जाण अवबोधने, हब सत्तायां । प्रातिपदिक- यत्‌, पुद्गलद्रव्य, परिणाम, ज्ञानावरण, 
ने, ततू, आत्मन्‌, यत्‌, तत्‌, ज्ञानित्‌। मूलधातु-पूरी आप्यायने, गल ख्रवणे चुरादि, ब्रु गतो, परि-णम 
प्रह्मत्वे, भू सत्तायां, ज्ञा अवबोधने, आ-वृञ्र्‌ आवरण बुरादि, डुकृआ करणे, अत सातत्यगतौ । पदविवरण- 
ये-प्रथमा बहु० । पुदुगलद्रव्याणां-षष्ठी बहु० | परिणामा:-प्रथमा बहु० | भवन्ति-वरततमान लट्‌ अन्य पुरुष 


ज्ञानी ज्ञानका हो कर्ता होता है। इसो प्रकार ज्ञानावरण पदके स्थानमें कर्मसूत्रके विभागकी 
स्थापनासे दर्शनावरण, वेदनो व, मोहनोय, श्रायु, नाम, गोश् श्रोर अ्न्तराय इनके सात सूत्रोंसे 
प्रौर उनके साथ मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, 
चक्षु, प्राण, रसन औझौर स्पर्शन ये सोलह सूत्र व्याख्यानके योग्य हैं। तथा इसो रीतिसे प्रन्य 
भी विचार किये जाने योग्य हैं । 

प्रसंगविषरण--प्रनन्तरपूर्व गाथामें बताया गया था कि आत्मा परद्रव्यात्मक परि- 
णामका न उपादानरूपसे कर्ता है श्रोर तन निमित्तरुपसे कर्ता है। इस विवरणपर जिज्ञासा 
हुई कि फिर प्ात्मा वास्तवमें किसका कर्ता है इसका समाधान इस गाधामें किया है । 

तथ्यप्रकाश -- १-पुदुगलस्कन्धोंके ज्ञानावरणादिक परिणमन पुदुगलस्कंधोंमें व्याप्यरूप 
से होते हैं। २-उन ज्ञानावरणादिक कमंपरिणामको भ्रात्मा करता नहीं, किन्तु मात्र जानता 
है । ३-वह पुदगलद्रव्यपरिणामविषयक ज्ञान प्रात्मामें व्याप्यछपसे होता है, श्रतः ज्ञानी ज्ञान 
का ही कर्ता है । 

सिद्धान्त-- १-पुद्गलद्गव्योंके परिणाम ज्ञानावरणादिक पृदुगलद्रव्योमें ही व्याप्त हैं । 
२-पुदुगलद्रव्योंसे विविक्त होनेसे उनके परिशामका प्ात्मा कर्ता नहीं है । 


२१२ समयतसार 


ज्ञानावरणपदपरिवतंनेन कर्मसृत्रस्य विभागेनोपन्यासाहरशनावरणवेदनी यमोहनी यायुनामगोत्रांत- 
रायसूत्र: सप्तभि: सह मोहरागद्वेषक्रोधमानमायालो भनोकमं मनोवचनकायश्रोश्रचक्षुप्राणरसन - 
स्पर्शनसूत्राणि षोडश व्याख्येयानि | श्रनया दिशान्‍्यान्यप्यूह्यानि ॥१०१॥ 


अकन-नफ+न-+का न्‍>--+-०- हक लिक 


बहु०। ज्ञानावरणानि-प्रथमा बहु०। न-अव्यय। करोति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन । तानि- 
द्वितीया बहु० । आत्मा-प्रथमा एक०। यः-प्र ० ए० । जानाति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० । सः-प्रथमा 
एक०। भवति-वतंमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० । ज्ञानी-प्रथमा एकवचन ।॥।१०१॥ 


कल लीन व 3 2 








हृष्टि-- १- ग्रशुद्धनेश्वयनय (४७) । प्रतिषेधक शुद्धनय (४६ अर) 
ह प्रयोग--पुद्गलोंके परिणामको पुदुगलोमें ही जानकर व अपने ज्ञानपरिणामको श्रपने 
में ही जानकर एकत्वविभक्त निज ज्ञायक स्वरूपका भ्राश्रय लेकर सहज ग्रानन्दका अनुभवन 
करना ।॥१०१।। 

ग्रब कहते है कि श्रज्ञानी भी परद्रव्यके भावका कर्ता नही हैः-- (आत्मा) प्रात्मा 
(यं) जिस (शुम्म भ्रशुभं) शुभ प्रशुभ (सावं) अ्रपने भावकों (करोति) करता है (खलु) वास्तवमें 
(सः) वह (तस्य) उस भावका (कर्ता) कर्ता होता है (तत्‌) वह भाव (तस्थ) उसका (कर्म) 
कर्म (मवति) होता है (तु स झ्रात्मा) और वही भ्रात्मा (तस्य) उस भावरूप कमंका (वेदकः) 
भोक्ता होता है । 

तात्पर्य- प्रात्मा श्रपने हो भावका कर्ता होता है व अपने ही भावका भोक्ता होता है । 

टीकार्थ--इस लोकमें झात्मा भ्रनादिकालसे अज्ञानसे पर और ग्रात्माके एकत्वके 
निश्चयसे तीव़ मंद स्वादरूप पुदूगल कमकी दोनों दशाप्रोंसे स्वयं प्रचलित विज्ञानघनरूप एक 
स्वादरूप आ्ात्माके होनेपर भी स्वादकों भेदरूप करता हुग्ना शुभ तथा भ्रशुभ ग्रज्ञानरूप भाव 
को ग्रज्ञानी करता है | वह भ्रात्मा उस समय उस भावसे तन्मय होनेसे उस भावके व्यापकताके 
कारण उस भावका कर्ता होता है । तथा वह भाव भी उस समय उस श्रात्माकी तन्मयतासे 
उस ग्रात्माका व्याप्य होता है, इसलिये उसका कम होता है । वही आत्मा उस समय उस 
भावकी तनन्‍्मयतासे उस भावका भावक होनेके कारण उसका ग्रनुभव करने वाला होता है। 
वह भाव भी उस समय उस आत्माके तन्‍्मयपनेसे आात्माके भावने योग्य होनेके कारण श्रनु- 
भवने योग्य (भोगने योग्य) होता है। इस प्रकार ग्रज्ञानी भी परभावका कर्ता नही है। 
भावार्थ--अ्रज्ञानी भी अपने अ्रशानभावरूप शुभाशुभभावोंका ही अज्ञान श्रवस्थामें कर्ता भोक्ता 
है, परद्रव्यके भावका कर्ता भोक्ता नही है । 

प्रसंगविवरण-- प्रनन्तरपूर्व गाधामें बताया गया था कि ज्ञानी ज्ञानका ही कर्ता है । 
झ्रब इसी संदर्भसे सम्बन्धित यह तथ्य इस गाथामें बताया है कि वास्तवमे भ्रज्ञानी जीव भी 


कतृ कर्माधिकार २१३ 
प्रशानी चापि परमावस्य न कर्ता स्थातू-- 


जे भाव॑ सुहमसुहं करेदि आदा स तस्स खलु कत्ता । 
त॑ तस्स होदि कम्मं सो तस्स दु वेदगों अप्पा ॥१०२॥ 


जिस भाव शुमाशुभको, करता उसका है भ्रात्मा कर्ता । 

उसका कम बहो है, वह प्रात्मा मोगता उसको ॥१०२॥ 
य॑ं भाव थुभमणुभ करोत्यात्मा स तस्य खलु कर्ता । तत्तस्थ भवति कर्म स तस्य तु वेदक आत्मा ॥१०शा 

इह खल्वनादेरज्ञानात्परात्मनोरेकत्वाध्यासेन पुदुगलकर्मविपाकदशाभ्यां मंदतोव्रस्वादा- 

भ्यामचलितविज्ञानघनैकस्वादस्याप्यात्मन: स्त्रादं जिदानः शुभमशुभ वा योय भावमज्ञानहूपभा- 
त्मा करोति स आत्मा तदा तन्मयत्वेन तस्य भावस्य व्यापकत्वाद भवति कर्ता स भावो5पि न 
तदा तन्मयत्वेन तस्यात्मनो व्याप्यत्वाद्‌ भवति कर्म । स एवं थ॒ ग्रात्मा तदा तन्मयत्वेन तस्य 
भावस्य भावकत्वादूभवत्यनुभवित्ता, स भावोषि च तदा तन्मयत्वेन तस्यात्मनों भाव्यत्वात्‌ भव- 
त्यनुभाव्य: । एवमज्ञानी चापि परभावस्य न कर्ता स्थात्‌ ॥१०२॥ 


7० री मम जम 


नामसंज्ञ-ज, भाव, सुह, असुह, अत्त, त, 5, खलु, कत्तार, त, ढ्ु, वेदग, अप्प । धातुसंज्ञ-कर 
करणे, हो सत्ताया, वेद वेदने । प्रकृतिशब्द - यत्‌, भाव, शुभ, अगुभ, आत्मन्‌, ततू, खलु, कतृ , तत्त, कर्मन्‌, 
तत्‌, तु, वेदक, आत्मन्‌ । मुलधातु--थुभ शोभार्थे तुदादि, शुभ दीप्तौ भ्वादि, विद चेतनाख्याननिवासेषु 
सुरादि | पदविवरण-- यं-द्वितीया एकवचन । भाव-द्वि० एक० कर्मका रक । शुभं-द्वि० ए० कर्मविशेषण । 
क्रोति-वर्तमान लट अन्य पुरुष एक० | आत्मा-प्रथमा एक० कर्ताकारक । स -श्रथमा एक० । तस्य-षष्ठी 
एकवचन । खलु-अव्यय । कर्ता-प्रथमा एक०। ततू-प्रथमा एक०। तस्यथ-षष्ठी एक० । भवति-वर्तमान 
लट अन्य पुरुष एक०। कर्म-प्र० ए०। सः-प्र० ए०।॥ तस्य-षष्ठी एक०। तु-अव्यय ५ वेदक.-प्र० ए० । 
आत्मा-प्रथमा एकबचन कर्ताकारक ॥१०२॥ 








परभावका कर्ता नही होता। 

तथ्यप्रकाश-- १- अज्ञानी जीब पर झोर ग्रात्मामें एकत्वका श्रध्यास करता है वह 
भी पअ्रशुद्धोपादान जीवका परिणाम है। २- भज्ञानी पुदुगलकमंविपाकदशामें शुभ अशुभ 
विकल्परूपसे स्वादके भेद करता है वह भी श्रशुद्धोपादान जीवका परिणाम है श्रौर यह भी 
श्रश्ञानहप भाव है | ३- भज्ञानीके ग्रज्ञानरूप भाव व्याप्य है सो वह भ्रज्ञानरूप भावका हो 
कर्ता है और उस हो का भोक्ता है। ४- भज्ञानों भो परद्रव्यके परिणमनका कर्ता नहीं है। 

सिद्धान्त-- १- भ्रज्ञानी जीव अपने ग्रज्ञानहूप भावका ही कर्ता है| कर्मादि श्रन्य 
द्रव्यके परिणमनका कर्ता नहीं । २- अज्ञानी जीव अपने अज्ञानरूप भावका भोक्ता है, कर्मादि 
भन्‍्य द्रव्यके परिणामका भोक्ता नहीं । 

हृष्टि--१- अ्रशुद्धनिश्वयनय (४७) । २- अ्रशुद्धनिश्वयनय (४७) । 


२१४ समयसार 
न ञज्ञ परभावः केनापि कतु पार्येत-- 
जो जह्मि गुणे दब्वे सो अण्ण॒ह्षि दु ण॒ संकमदि दब्बे । 
सो अणणमसंकंतो कह तं परिणामए दब्वं ॥१०३॥ 
जो जिस द्रव्य व गुरामें, वह नहिं परद्रव्यमें पलट सकता । 
परमें मिलता न हुआ, केसे पर परिर्णमा सकता ॥१०३॥ 
यो यपस्मिन्‌ शुणे द्रव्ये सोन्‍्यस्मिस्तु न संक्रामति द्रब्ये । सोन्यदसक्रांत: कर्थ तत्परिणामयति द्रव्यं ॥१०३॥ 
इह किल यो यावान्‌ कश्चिद्वस्तुविशेषो यस्मिन्‌ यावति कस्मिश्चिच्चिदात्मन्यचिदात्म- 
नि वा द्रब्ये गुरो चस्‍्वरसत एवानांदित एवं वृत्तः स खल्वचलितस्य वस्तुस्थितिसी- 
म्नो भेत्तुमशक्यत्वात्तस्मिन्नेव बतेते न पुनः द्रव्यांतरं गुणान्तरं वा संक्रामेत । द्रव्यांतरं गुणा- 
नामसंज्ञ-ज, ज, ग्रुण, दव्व, त, अण्ण, दु, ण, दव्व, त, अण्ण, असंकंत, कह, त, दव्व । धातुसंज् - 
सम्‌-क्कम पादविक्षेपे, परि-नम नम्नीभावे प्रेरणार्थे | प्रकृतिशब्द--यत्‌, यत्‌, गुण, द्रव्य, ततु, अन्य, तु, न, 
द्रव्य, तत्‌, अन्यदसंक्रान्त, कथं, तत्‌, द्रव्य । मुलघातु-क्रमु पादविक्षेपे भ्वादि । पदविवरण- य:-अ्रथमा 
प्रयोग-- नि्ित्तनेमित्तिक भावके प्रसंगमें भी वस्तुस्वातंत्रय जानकर ग्रन्त/स्वभावदृष्टि 
करके निरुपाधिस्वातंत्रयका ग्रादर करके विशुद्ध चित्प्रकाशमात्र अ्रमनेको प्रनुभवना ॥१०२॥। 
प्रब॒ कहते है कि परभाव किसीके द्वारा भी नहीं किया जा सकता--[यः| जो 
द्रव्य [यस्मिन्‌ | जिस भ्रपने [द्रब्ये | द्रव्यस्वभावमें [गुणो] तथा अपने जिस गुरामें वतंता है 
[सः ] वह [अन्यस्मिन तु] भन्य [द्रव्ये| द्रव्यमें तथा गुणमें [न संक्रामति | संक्रमण नहीं 
करता याने पलटकर भ्रन्यमें नहीं मिल जाता [सः] वह [अन्यदसंक्रान्तः | श्रन्यमें नहीं 
मिलता हुआ वस्तुविशेष [तत्‌ द्रव्य] उस भश्रन्य द्रव्यकों [क्थ] कैसे [परिरणामयति] परिणमा 
सकता है, श्रर्थात्‌ कभी नहीं परिशमा सकता । 
तात्पयें-“जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप, गुणरूप हो ही नही सकता तब भ्रन्य द्रव्यको 
परिणमानेकी चर्चा ही नहीं उठ सकती । 
टीकार्थ--इस लोकमें जो कोई वस्तुविशेष भ्रपने चेतनस्वरूप तथा श्रचेतनस्वरूप 
द्रव्यमें तथा अपने गुणमें, अपने निजरसमें ही भ्रनादिसे बठंता है, वह वास्तवमें भ्रपनी प्रच- 
लित बस्तुस्थितिकी मर्यादाकों भेदनेके लिये प्रसमर्थ होनेके कारण शअपने ही द्रव्य गुणमें रहते 
हैं। द्रव्यांतर तथा गुणांतररूप संक्रमण नहीं करता हुआ्ना वह भ्रन्य वस्तुविशेषकों कैसे परिख्- 
मन करा सकता अर्थात्‌ कभी नहीं परिणमन करा सकता । इसी कारण परभाव किसीके भी 
द्वारा नहीं किया जा सकत। | भावाये---प्ो द्रव्यस्वभाव है, उसे कोई भी नहीं पलट सकता, 


कंतू कर्माधिकार २१५ 


न्तरं वाउसंक्रामंश्व कथ् त्वन्यं वस्तुविशेषं परिणामयेत्‌ । प्तः परभाव! केनापि ने क॒तु 
पार्येत ॥१०३॥। 

एकवचन । यस्मिन्‌-सप्तमी एक० । द्रव्ये-सप्तमी एक० । स:-प्रथमा एक० । अन्यस्मिनू-सप्तमी एक० । 

तु-अव्यय । न-अव्यय । सक्रामति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन । द्रव्ये-सप्तमी एक०। सः-प्रथमा 
एक० । अन्यदसंक्रान्त:-प्रथमा एक० । कथं-अव्यय । तत्‌-प्र० ए०। द्रव्यमु-प्रथमा एकवचन (।१०३॥। 


कील लिन तन +++-++_-++--+++__०+--++०९००० न वन नल ननिभन न -ऊ-ननन-नकनन नल न“ 


यह वस्तुकी मर्यादा है । 

प्रसंगवियरण--अ्रनन्तरपुर्व॑ गाथामें बताया गया थ। कि प्रज्ञानी भी परभावका कर्ता 
नहीं होता । सो श्रब इसी विषयको इस गाथामें युक्तिपूर्वक पुष्ट किया गया है । 

तथ्यप्रकाश--- (१) प्रत्येक पदार्थ अपने-प्रपने द्रव्य व गुणमें हो व्ते हैं। (२) प्रत्येक 
पदार्थंकी स्वरूपसीमा भेदी नहीं जा सकती । (३) कोई भी पदाथे किसी प्रन्य द्रव्यकूप व॑ 
प्रन्य गुणरूप नहीं हो सकता । (४) जब कोई पदार्थ किसी प्रन्य द्रव्यडूप व श्रन्य गुणरूप हो 
ही नहीं सकता तो कोई भी पदार्थ किसी प्रन्यकों परिणमा हो क्‍या सकेगा ? 

सिद्धान्त-- (१) कोई भी पदार्थ समस्त प्रन्य पदार्थके द्रव्य, च्षेत्र, काल, भावरूप 
नहीं हो सकता । (२) कोई भी पदाथे अपने स्थरूपमय ही सदा रहेगा । 

हृष्टि-- १- परद्रव्यादिग्राहक द्रव्याथिकनय (२६) । २- स्वद्रव्यादिग्राहुक द्रव्या- 
थिकनय (२८) 

प्रयोग---मैं किसी भ्रन्यक्े द्रव्यगुरारूप नहीं हो सकता, प्नन्य कोई भी मेरे द्रव्यगुण- 

प नहीं हो सकता, फिर मेरा किसी भन्यसे सम्बन्ध ही क्‍या है ? ऐसे परसे श्रत्यन्त विविक्त ' 

निज प्रात्मतत््वकोी निरखते रहना चाहिये ॥ १०३ ॥ 

प्रशश--किस कारण श्रात्मा निश्वयतः पुद्गलकर्मोंका प्रकर्ता है ? उत्तर-- आत्मा ] 
प्रात्मा [पुदुगलमये कर्मंरि। | पुदूगलमय कमंमें [व्रध्यगुरास्यथ | द्रव्यका तथा गुणाका कुछ 
भी [न करोति| नहीं करता [तस्मिन्‌] उसमें याने पुदुगलमय कमेमें [तबुभयं] उन दोनों 
को [अकुबन | नही करता हुआ [तस्य] उसका [स कर्ता] वह कर्ता [कर्थ] कैसे हो सकता 
है? 

तात्पयें--प्रात्मा पोदुगलिककर्ममें न द्रव्यका कुछ करता, न गुणका कुछ करता, ग्रतः 
प्रात्माको पोदगलिककमंका कर्ता कहनेकी कुछ भी गुंजाइश नहीं । 

टीकार्थ--जैसे मृत्तिकामय कलशनामक कर्म जहाँ कि भृत्तिकाद्रव्य प्रौर मृत्तिकागुण 
प्रपने निजरसके द्वारा हो वतंमान है, उसमें कुम्हार प्रपने द्रव्यस्वरूपको तथा प्रपने गुणको 
तहीं मिला पाता, क्‍योंकि किसी द्रव्यका भ्रन्य द्रव्यगुणरूप परिवतेनका निषेध वस्तुस्थितिसे ही 


२१६ समयसार 

अतः स्थितः खल्वात्मा पुदुगलकमंणामकर्ता-- 
दव्वगुगस्स य आदा ण्‌ कुणदि पुर्गलमयक्मि कम्मह्मि । 
त॑ उभयमकुब्बंतो तह्मि कह तस्स सो कत्ता ॥ १०४ ॥ 


पुदुगलमय कर्मोंमें, आत्मा नह द्रव्य गुण कभी करता । 

उनको करता न हुआ, कर्ता हो कर्मका कंसे ? 
व्यगुणस्थ चात्मा न करोति पुदूगलमये कर्मण । तदुभयमकुर्वस्तस्मिन्कर्थ तस्य स कर्ता ।। १०४ ॥। 
यथा खलु मृष्मये कलशे कर्मणि मृदृद्रव्यमृदृगुणायो: स्वरसत एवं वर्सेमाने द्रव्यगुणांतर- 
संक्रमस्य वस्तुस्थित्यैद निषिद्धत्वादात्मानमात्मगुणं वा नाधत्ते स कलशकारः द्रव्यांतरसंक्रम- 
मंतरेणान्यस्य वस्तुनः परिशामयितुमशक्यत्वात्‌ तदुभयं तु तस्मिन्ननादधानो न तत्त्वस्तस्य कर्ता 
प्रतिभाति । तथा पुदुगलमये ज्ञानावरणादो कमंएि पुद्गलद्रब्यपुद्गलगुणयोः स्वरसत एवं 


तामसज्ञ- दव्यग्रुण, य, अत्त, ण, पुग्गलमय, कम्म, त, उभय, अकुव्बत, त, कह, त, त, कत्तार। 
घातुसज्ञ- पूर पालनपुर णयो:, गल ख्रवर्णं, कुृण करणे, कृब्व करणे। प्रातिपदिक -द्रव्यगुण, च आत्मतन्‌, 
न, पुदगलमय, कमन्‌, ततू, उभय, अकुबत्‌, ततू, कथ, तत्‌, कतृ । मूलधातु-पूरा आप्यायन, गल खबण 





है । अन्य द्रव्यरूप हुए बिना अन्य वस्तुका परिणमन कराये जानेकी भ्रसमर्थतास उन द्रव्योवो 
तथा ग्रुणोंको अन्यमें नहीं धारता हुआ परमाथंसे उस मृत्तिकामय कलशनामक कमंका निश्चय 
से कुम्भकार कर्ता नही प्रतिभासित होता । उसी प्रकार पुदुगलमय ज्ञानावरणादि कर्म जो कि 
पुदुगलद्रव्य और पुदगलके गुणोंमें अपने रससे ही वर्तमान है, उनमे आत्मा अपने द्रव्यस्वभाव 
को श्रौर अपने गुणकों निश्चयस नहीं धारण कर सकता । क्योंकि अन्य द्रव्यका भ्रन्य द्रव्यमे 
तथा भ्रन्य द्रव्यका भ्रन्य द्रव्यके गुणों सक्रमण होनेकी असमर्थता है । इस प्रकार ग्रन्य द्रव्यका 
श्रन्य द्रग्यमें संक्रमणके बिना अन्य वस्तुको परिणामानेक्रो भ्रसमथंता होनेसे उन द्रव्य और गृण 
दोनोंको उस अन्यमे नही रखता हुआ्ना आत्मा उस ग्रन्य पुदूगलद्गव्यका कैसे कर्ता हो सकता है 
कभी नहीं हो सकता । इस कारण यह निश्चय हुआ कि ग्रात्मा पुदूगलकर्मोका अकर्ता है । 
प्रसंगविवरण--अनन्तरपुर्वं गाथामें बताया गया थ। कि कोई भी द्रव्य किसी भी पर 
के परिणमनकों नहीं कर सकता । सो श्रब इस कथनसे अपना प्रायोजनिक निश्चय बताया है 
इस गाथामें कि इस कारण यह ठोक रहा कि प्रात्मा पुदूगलकर्मोका श्रकर्ता है । 
तथ्यप्रकाश-- (१) निर्मित्तभूत वस्तु उपादानमें अपना द्रव्य, गुणा, क्रिया, प्रभाव 
कुछ भी नहीं डालता । (२) प्रभावका श्र्थ है--भाव याने होना, प्र याने प्रकृष्टरूपसे होना 
6" सो यह भाव प्रभाव उपादानका परिणमन है। (३) निमित्तभूत वस्तुके सान्निध्यमें उपादान 
' झपनेमें प्रभाव उत्पन्न कर लेता । (४) चूंकि यह प्रभाव निमित्तभूत वस्तुके साम्निध्य बिना 


कतु कर्माधिकार २१७ 


वर्तमाने द्वव्यगुणांतरसंक्रमस्य विधातुमशब्यत्वादात्मद्रव्यमात्मगुणं वात्मा न खल्वाधत्ते । द्रव्यां- 
तरसक्रममंतरेणान्यस्य वस्तुनः परिणामयितुमशक्यत्वात्तदुभयं तु तस्मिन्ननादधानः क्थ नु तत्त्व- 
तस्तस्य कर्ता प्रतिभायात्‌ । ततः स्थितः खल्वात्मा पुदुगलकर्मणामकर्ता ॥१०४।॥। 











डुकृअ करणे । पदविवरण--द्वव्यगुणस्य-पप्ठी एकवचन । च-अव्यय । आत्मा-प्रथमा एक० | न-अव्यय । 
करोति-बतंमान लट अन्य पुरुष एकबचन क्रिया। पुदुगलमय्रे-सप्तमी एक०॥। कर्मणि-सप्तमी एक० । 
तत्‌ -द्वितीया एक०। उभय-द्वि० एक० । अकुर्वनू-प्रथमा एक० कृदन्‍त । तस्मिनु-सप्तमी एक०। कथ- 
अव्यय । तस्य-षष्ठी एक० । स -प्रथमा एक ० । कर्ता-प्रथमा एकवचन ।।१०४।। 


आल कह पे कल मल को लय जज लक की अलग जा हज री हसन 


नही होता, इस कारणा यह प्रभाव नैमित्तिक है। (५) निश्चयतः जो अन्यमे श्रपना द्रव्य 
गुण, क्रिया कुछ नहीं डाल सकता वह ग्रन्यका कर्ता कैसे कहा जा सकता है ? (६) प्रात्मा 
प्रपना गुणा व क्रिया कुछ भी पुदुगलकरमंमें नहीं डाल पाता, इस कारण निश्वयतः आत्मा 
पुदगलकर्मोका श्रक्रर्ता है । 

सिद्धान्त-- (१) निर्मित्तभूत वरतुका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव कुछ भी उपादानमें नहीं 
पहुंचता । (२) निश्चयतः किसी भी पर्यायका, उस पर्यायका ख्रोतभूत वस्तु स्वयं होता है । 

दृष्टि-- १- परद्रव्यादिग्राहक द्रव्याधिकनथ (२६)। २- शुद्धनेश्वयनय (४६), 
अ्रशुद्धनेश्वयनय (४७) । 

प्रयोग--परके द्रव्य गुण प्रादिसि रहित सहजसिद्ध चित्प्रकाशमय श्रन्तस्तत्वमें दृष्टि 
रखकर ग्रपनेकी निविकल्प ग्रनुभवनेका पौरुष करना चाहिये ।॥ १०४ ॥। 

ग्रब॒ कहते है कि इसके सिवाय जो अन्य नि्ित्तनैमित्तकादि भाव है उनको देख कुछ 
भ्रन्य प्रकारसे कहना वह उपचार है--[जीवे] जीवके [हेतुभुते] निमित्तरूप होनेपर होने वाले 
[बंधस्य तु] कमंबन्धके [परिणामं| परिणामको [दृष्दबा] देखकर [जीवेन] जीवके द्वारा [कर्म 
कृत] कम किया गया यह [उपचारेण | उपचारमातन्रसे [भण्यते | कहा जाता है । 

तात्पयं--जीवके रागद्वेपविभावका निमित्त पाकर पौदूगलिक कमंमें कर्मत्व परिणमन 
होता है, उस विषयमें अ्रज्ञानी जीव कहता है कि जीवने कम किये हैं सो ऐसा कर्तापनकी बात 
कहना उपचारमात्र है । 

टीकार्थ--इस लोकमें आत्मा निश्चयतः स्वभावसे पुदुंगलकमंका| निमित्तभूत नहीं है, 
तो भी ग्रनादि ग्रज्ञानसे उसका निमित्तरूप हुग्ना जो ग्रज्ञान भाव, उस रूपसे परिणमन करने 
से पुदूगलकर्मंका निमित्तरूप होनेपर पीदृगलिककर्मके उत्पन्न होनेसे पुदुगलकमंको आत्माने 
किया, ऐसा विकल्प होता है, वह विकल्प निविकल्प विज्ञानघनस्वभावसे अष्ट और विकल्पोमें 
तत्पर भ्रज्ञानियोंके होता है । वह विकल्प उपचार ही है, परमार्थ नही है । 








२१८ समयसार 
ध्रतोन्यस्तृपचार:-- 


जीवष्चि हेदुभूदे बंधसस दु पस्सिदृश परिणाम । 
जीवेण कदं कम्म॑ भण्णुदि उवयारमत्तेण ॥१०४॥ 
जीवहेतु होनेपर, विधिके बन्धपरिशासको लख कर । 
जीव कर्म करता है, ऐसा उपचारमात्र कहा ॥१०५॥ 
जीवे हेतुऋते बंधस्य तु हृष्ट्वा परिणाम । जीवेन कृतं कर्म भण्यते उपचारमात्रेण ॥ १०५॥ 
दहह खलु पौदुगलिककर्मणः स्वभावादनिमित्तभूतेप्यात्मन्यनादेरजञानात्तन्निमित्तभूतेना- 
ज्ञानभावेन परिणमनान्निमित्तोभूते सति संपद्यमानत्वात्‌ पोदगलिकं कर्मात्मना कृतमिति निबि- 


नामसंज्ञ-जीव, हेदुभ्रृद, बंध, दु, परिणाम, जीव, कद, कम्म, उवयारमत्त । धासु्भ- पास दर्शने, 

भण कथने | प्रकृतिशब्द--जीव, हेतुश्नृत, बन्ध, तु, परिणाम, जीव, कृत, कर्मन्‌, उपचारमात्र | मूलधातु-- 
जीव प्राणधारणे, बन्ध बन्धने, हृशिर प्रेक्षणे, डुकृत करणे, भण शब्दार्थे, उप-चर गत्यर्थ भक्षणेपि भ्वादि, 
चर सशये चुरादि | पदविवरण--जीवे-सप्तमी एकवचन । हेतुश्रत-स० ए० । बधस्य-षष्ठी एक० । तु- 
अव्यय । हृष्ट्वा-असमाप्तिकी क्रिया । परिणाम-द्वि० एक० । जीवेन-तृतीया एकवचन कमंवाच्ये कर्ता । 


प्रसंगविवरसा--प्रनंतरपूर्व गाथामें बताया गया था कि यह निश्चित हुश्ना कि श्रात्मा 
पुदुगलकरमोका भकर्ता है। झ्ब इस गायामें बताया कि इससे विपरीत कहना याने जीवने कम 
किया यह कहना उपचारमात्र है। 

तथ्यप्रकाश--(१) पोदगलिक कार्माणवर्गंणामें कमंत्व होनेका निमित्तभृत प्रशुद्धोपा- 
दान प्रात्मा है। (२) श्रात्मा कमंत्वका निमित्तभूत स्वभावसे नहीं है। (३) भज्ञानभावसे 
परिणम रहा हो प्रात्मा कर्मत्वका निमित्तभूत है । (४) कमंत्वका निमित्तभूतत होनेसे जीवकों 
करमंका कर्ता कहा जाता है वह उपचारसे कहा जाता है। (५) विशानघन भ्रष्ट विकल्पक 
बहिरात्मावोंके ही परकर्तृत्वका विकल्प होता है। (६ ) निमित्तनमित्तिक भावके कारण 
निमित्तको नैमित्तिककायंका कर्ता कहना उपचारसे ही है, उपचार ही है, परमार्थ नहीं है । 

सिद्धान्त-- (१) निमित्तत्व बतानेके प्रयोजनवश निमित्तमें करूं त्वका भ्रारोप किया 
जाता है। (२ )बास्तविक विधि तो उसी द्रव्यका सब कुछ उसो द्रव्यमें बतानेकी होती है । 

दृष्टि-- १- परकतृ त्व असदूभूतव्यवहार (१२६) । २-- भखण्ड परमशुद्धनिश्वयनय, 
शक्तिबोधक परमशुद्धतनिश्वयनय, शुद्धनिश्वयनय, सभेद शुद्धनिश्वयनय, प्रशुद्धनिश्वयनय, 
समेद अशुद्धनिश्वयनय, विवक्षितैकदेशशुद्धनिश्वयनय, शुद्धनय (४४, ४५, ४६, ४ईप्न, ४७, 
४७श्नर, ४८, ४६) | 

| प्रयोग--एकका दुसरेके साथ सम्बन्ध नहीं, प्रभाव नहीं, सब अपने-झपने स्वरूपा- 





कतु कर्माधिकार २१६ 


कल्पविज्ञानघन अ्रष्टानां विकल्परायणानां परेषामस्ति विकल्प: । से तूपचार एव न तु पर- 
माथे: ॥१०५॥। 


कस त->->>त>>ौक +--+++5 “लक 8. 2+ू+-ममकन 


कर्म-प्रथमा एक० कमंवाच्ये कमंकारक । भण्यते-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० क्मबाच्ये क्रिया । उप' 
चारमात्रेण-तृतीया एकवचन ।॥।१०५॥ 


ननननननीकनानण ५ जता चना ऑजिओओओओओओओओ2िओण--+_्न्‍न्‍. 


स्तित्वमें है, ऐसा निरखकर अपने ही स्वरूपमें रमगाका पोरुष करना ॥| १०५ ॥। 

वह उपचार केसे है सो दृष्टांत द्वारा कहते हैं--[योधेः | योद्धाधोंके द्वारा [युद्ध 
कृते | युद्ध किये जानेपर [लोकः] लोक [इति जल्पते] ऐसा कहते हैं कि [राज्ञा क्ृतं ] 
राजाने युद्ध किया सो यह [व्यवहारेण | व्यवहारसे कहना है [तथा] उसी प्रकार [ ज्ञानाव- 
रखादि| ज्ञानावरणादि कर्म [जोबेन कृत॑ ] जीवके द्वारा किया गया, ऐसा कहना व्यवहारसे 
है । 

टीकार्थ--जैसे युद्ध परिणामसे स्वयं परिणमन करने वाले योद्धाओ्ों द्वारा किए गए 
युद्धेके होनेपर युद्ध परिणामसे स्वयं नहीं परिणत हुए राजाकों लोक कहते हैं कि युद्ध राजाने 
किया । यह कथन उपचार है, परमार्थ नहीं है। उसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्मंपरिणामसे 
स्वयं परिणमन करने वाले पुदुगलद्गव्यके द्वारा किए गए ज्ञानावरणादि क्मके होनेपर ज्ञानाव- 
रणादि कर्म परिणामसे स्वयं नहीं परिणमन करने वाले प्रात्माके सम्बन्धमें कहते हैं कि यह 
ज्ञानावरणादि कर्म भात्माके द्वारा किया गया, यह कथन उपचार है, परमार्थ नहीं है । 
भावा्थें--जैसे योद्धा युद्ध करे; वहाँ पर संबंधवश राजाने युद्ध किया, यह उपचारसे कहां 
जाता है, व॑से पुदुगलकम स्वयं कमेरूप परिणमता है, वहाँ निमित्तसम्बन्धवश पुद्गलकमंको 
जीवने किया, ऐसा उपचारसे कहा जांता है । 

प्रसेगविवरण--पग्रनन्तरपूर्व गाथामें बताया गया था कि जीवके द्वारा कर्म किया गया 
यह कथन उपचारमात्र है। अब इस गाथामें इसी विषयको उदाहरणपूर्वक स्पष्ट किया है । 

तथ्यप्रकाश-- ( १) युद्ध तो योद्धा ही कर रहे हैं, किन्तु जो युद्ध नहीं कर रहा ऐसे 
रफ़्कके प्रति उपचार किया जाता है कि राजाने युद्ध किया । (२) ज्ञानावरणादिकर्मंपरिणाम 
से तो स्वयं पुद्गलद्रव्य ही परिणम रहा है, किन्तु जो कमेपरिणामसे नहीं परिरणम रहा, ऐसे 
जीवके प्रति उपचार किया जाता है कि जीवने ज्ञानावरणादि कम किये । (३) यह उपचार 
इस कारण परमार्थ नहीं कि एक द्रव्यकी बात्त दूसरे द्रव्यमें लगाई गई । (४) यह उपचार 
निर्मित्नैमित्तिक भावकी याद दिलाकर निम्ित्तभूत विकल्प व व्यापार तथा नैमित्तिक कर्म - 
बन्धन दोनोंसे हटनेको शिक्षा दिला सकता है । (५) कमेने जीवविकार किये यह उपचार 
भी निर्मित्तन॑भित्तिक भावकी याद दिलाकर निमित्तभूत कमेंसे द नैमित्तिक विभावसे हुटनेकी 


२२० समयसार 
कर्थ इति चेतु-- 


जोधेहि कदे जुदे राएण कदंति जंपदे लोगो । 

तह वबहारंण कद॑ णाणावरणादि जीवेण ॥१०६॥ 

योद्धादि युद्ध करते, करता नृप युद्ध यह कहे जनता । 

व्यवहारसे किये त्यों, ज्ञानावरणादि श्रात्माने ॥१०६॥! 
योध॑. कृते युद्धे राज्ञा कृतमिति जल्पते लोक: । तथा व्यवहारेण कृत ज्ञानावरणादि जीवेन ॥१०६॥ 

यथा युद्धपरिणामेन स्वयं परिणममाने: योध॑ः कते युद्धे [द्धपरिणामेन स्वयमपरिणममा- 

नस्य राज्ञो राज्ञा किल कृत॑ युद्धमित्युपचारों न तु परमार्थ: | तथा ज्ञानावरणादिकमंपरिणामेन 
स्वयं परिणममानेन पुदुगलद्गब्येणा कृते ज्ञानावरणादिकर्मणि ज्ञानावरणादिकर्मंपरिणामेन स्वेयम- 
परिणममानस्यात्मनः किलात्मना कृत॑ं ज्ञानावरणादिकर्मेत्युपचारों न परमार्थ: ॥१०५।। 
..._ज्ामसंज्-जोध, कद, जुद्ध, राय, कद, इति, लोग, तह, ववहार, कद, णाणावरणादि, जीव । 
धातुसंज्ञ-जुज्म संप्रहारे, जप व्यक्ताया वाचि । प्रकृतिशब्द- योध, कृत, युद्ध, राजन, कृत, इति, लोक, 
तथा, व्यवहार, कृत, ज्ञानावरणादि, जीव | मूलधातु-युध सप्रहारे दिवादि, राजृ दीप्ती भ्वादि, जल्प 
ब्यक्तायां वाचि मानसे च भ्वादि, लोक्‌ दर्णने भ्वादि, लोकु भापार्थे चुरादि। पदब्िवरण-योधे-तुतीया 
बहु० । कृते-सप्तमी एकबचन कृदन्न । युद्धे-सप्तमी एक०। राज्ञा-तु० ए० | कृत-प्रथमा एक० क्ृदन्‍्त । 
इति-अव्यय । जल्पते-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एकक्‍चन क्रिया। लोक -प्रथमा एक० । तथा-अव्यय । 
व्यवहारेण-तृ० ए०। कृत-प्रथमा एक० । ज्ञानावरणादि-प्रथमा एक० । जीवेन-ततीया एकवचन ॥१०६।॥। 


शिक्षा दिला सकता है । 

सिद्धान्त---( १) कार्यमें जो निमित्त हो उसे कार्यका कर्ता कहना उपचार है । 

हृष्टि--- १- परकतृ त्व अनुपचरित श्रसदूभूतव्यवहार (१२६) । 

प्रयोग--जोवने ज्ञानावरणादि कम किये, इस उपचारकथनमे यह तथ्य निहार करके 
| कि जीवके विकल्प व व्यापरका निमित्त पाकर यह सब कर्मबोझ बन गया सो पअ्रब निवि- 
लप निष्क्रिय ज्ञायकस्वभावकी दृष्टि करता ताकि अपनेको परमविश्राम मिले श्रौर निकट कालमें 
सदाके लिये कमंमुक्त होकर संसार-संकटसे छुटकारा मिले ॥१०६॥ 

अब ऐसा निश्चय हुआ कि-- [आत्मा] श्रात्मा [पुद्गलद्रव्य॑] पुदुगलद्रव्यको [ उत्पा- 
दयति | उत्पन्न करता है [चर] प्रोर [करोति] करता है [बध्नाति] बाँधता है [परिणाम- 
यति | परिणमता है [च| तथा [गृह्वाति] ग्रहण करता है ऐसा [व्यवहारनयस्थ ] व्यव- 
हारनयका [वक्तव्य | वचन है। 

तात्पययं--प्रात्मा श्रपने भावकों ही करता है, फिर निमित्तन॑मित्तिक भाव दिखनेसे 








$ 





कतु कर्माधिकार २२१ 

झत एतत्स्थितं-- | 
उप्पादेदि केरेदि य बंधदि परिणामएणदि गिण्हदि य। 
आदा पुरलदत्|॑ ववहारणयस्म वत्तव्वं ॥१०७॥ 


व्यवहारसे बताया, ज्ञानावरणादि कर्मको आत्मा । 


। गहे करे भ्ररु बांधे, उपजाबे या परिरशमावे ॥१०७॥ 
उत्पादयति करोति च बध्नाति परिणामयति गृहक्ताति च । आत्मा पुदगलद्रव्य व्यवहारनयस्य वक्तव्य । 
भ्रयं खल्वात्मा न गृक्वाति न परिणामयति नोत्पादयति न करोति न बध्नाति व्याप्य- 
व्यापकभावाभावात्‌ प्राप्यं विकाय॑ निवेत्यं च पुदूगलद्रव्यात्मकं कर्म । यत्त व्याप्यव्पापकभावा- 


नामसंज्ञ--य, य, अत्त, पुग्गलद॒व्व, ववहारणय, वत्तव्व । घातुर्सनज्ञ - उत्‌-पद गतौ, कर करणे, बंध 
बधने, परि-नम नमप्नीभावे प्रेरणा, गिष्ह ग्रहण । प्रकृतिशब्द--च. च आत्मन, पदगलद्रव्य, व्यवहारनय, 
वक्तव्य । घृूलधातु -- उत्‌-पद गतों दिवादि चुरादि, डकृत्र्‌ करणे, बन्ध बन्धने, परि-णम प्रद्नत्वे, ग्रह उपा- 


लोग कहने लगते हैं कि जीवने पुद्गलकमेंको ग्रहण किया, परिणमाया, उत्पन्न किया, बाँधा 
ग्रादि, सो यह उपचारमात्र ही है । 

टीकार्थय--यह प्रात्मा निश्चयसे व्याप्य-्व्यापकभावके ग्रभावसे प्राप्पय, विकार्य और 
नित्य पुद्गलद्रव्यात्मक कमंको न ग्रहण करता, न परिणमाता है, न उपजाता है, न करता 
है और न बाँधता है | व्याप्य-व्यापक भावके श्रभाव होनेपर भी प्राप्य, विकार्य और निवत्य 
ऐसे तीन प्रकारके पुद्गलद्रव्यात्मक कर्मको यह श्रात्मा ग्रहण करता है, उपजाता है, करता है 
झौर बाँधता है । ऐसा जो विकल्प होता है, बह प्रकट उपचार है। भावार्थ--व्याप्य-व्यापक 
भावके बिना जीवको कमंका कर्ता कहना वह उपचार है। 

प्रसंगविवरण--प्रनन्तरपूर्व गाथामें उदाहरणपूर्वक यह बताया गया था क्रि जीवके 
द्वारा कर्म किया गया यह कथन उपचारसे किस प्रकार है ? भ्रव इस गाथामे उस विवरणाके 
निष्कपंमें श्रागमवर्शित सिद्धान्त स्थापित किया गया है । 

तथ्यप्रकाश-- ( १) आत्मा पुदूगलद्र॒व्यमों करता है यह व्यवहारनयका वचन है 
(२) यहाँ करता है यह सामान्य वचन है जिसका विश्लेषण करनेपर कि क्या-क्या कंसे-कंसे 
करता है, चार क्ियायें आती हैं। (३) उत्पादयति भ्रर्थात्‌ जोव कमंको प्रकृतिरूपसे उत्पन्न 
करता है । (४) बध्नाति श्रर्थात्‌ जीव कर्ममें स्थितिबन्ध करता है । (५) परिणमयतति प्र्थात्‌ 
जीव कर्मको अनुभागरूपमें परिणमाता है । (६) गृह्लाति अर्थात्‌ जीव सर्वात्मप्रदेशोसे कर्म- 
प्रदेशोंको याने कमंपरमाणुवोंकों ग्रहण करता है। (७) उपादानदृष्टिसे निरखनेपर यह सब 
कथन उपचार वाला व्यवहार बनता है । (५) घटनादष्टिसे, निमित्तनैमित्तिकदृष्टिसे निरखने 


२२२ समयसार 


भावेपि प्राप्यं विकाये निवंत्य॑ व पुदुगलद्रव्यात्मक कर्म गृह्नाति परिणामयत्युत्पादवति करोति 

बध्नाति चात्मेति विकल्प: स किलोपचार: ॥ १०७ ॥ 

हित 200 घी कक कप व कफ नरक कप पक आस की 20 लित शक कस १ कल किन मिनी लटटम अमर लिन 
दाने । पदविवरण--उत्पादयति करोति, बध्नाति, परिणामयति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन। 

आत्मा-प्रथमा एकवचन । पुद्गलद्वव्यं-द्वितीया एक० । व्यवहारनयस्य-पष्ठी एक०। वक्तव्यं-प्रथमा एक- 
वचन कुदन्‍्त । 


----लजत- पेन» कनक«--.>नअनभ --23++-०, िनकिकिनन+म- 


पर भ्रायमका यह सिद्धान्त वाला व्यवहार बनता है “ प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशास्तद्विधयः ।! 

सिद्धान्त-- (१) निमित्तत्व होनेसे भ्रात्मा पुदुगलद्वव्यकों करता है यह उपचार किया 
सो (२) प्रात्माके योग उपयोगका निमित्त पाकर पुदुगलकार्माणवर्गणायें कर्मरूप परि- 
ण्मती है । 

हृष्टि-- १- परकतुत्व भ्रनुपचरित असद्भूतव्यवहार (१२६) । २- उपाधिसापेक्ष 
प्रशुद्ध द्रव्पाधिकनय (२४) । 

प्रयोग--वीतरागस्वसंवेदनशानबलसे प्रविकार ज्ञानस्वभावका भ्रनुभव करके भश्रपनेंको 
निर्भर रहने देनेका पौर्ष करना ॥ १०७ ॥। 

यहाँ प्रश्न होता है कि यह उपचार किस तरहसे है, उसका उत्तर हृष्टांत द्वारा देते 
हैं-- [यथा] जैसे [राजा] राजा [वोषगुरोोत्यादकः] प्रजाके दोष और गुणोंका उत्पन्न करने 
वाला है [इति] ऐसा [व्यवहारात्‌] व्यवहारसे [प्रालपितः] कहा है [तथा] उसो प्रकार 
[जोबः] जीव [द्रव्यगुरोत्पादकः] पुदुगल द्रव्यमें द्रव्य गुणाका उत्पादक है, ऐसा [ व्यवहारात्‌] 
व्यवहारसे [भरितः] कहा गया है । 

टीकार्थ--जैसे प्रजाके व्याप्यव्यापक भावसे स्वभावसे ही उत्पन्न जो गुण भौर दोष 
उनमें राजाके व्याप्यव्यापकभावका प्रमाव है तो भी लोक कहते है कि गुर। दोषका उपजाने 
वाला राजा है, ऐसा उपचार (व्यवहार) है, उसी प्रकार पुद्गलद्रव्यके व्याप्य-व्यापक भावसे 
हो उत्पन्न गुणा, दोषोंमें जोवके व्याप्यव्यापकभावका प्रभाव है तो भी उन गुण दोषोंका उप- 
जाने वाला जीव है, ऐसा उपचार है। भावार्थ--जैसे लोकमें कहते हैं कि जैसा राजा हो, 
वैसी ही प्रजा होती है, ऐसा कहकर गुण, दोषका कर्ता राजाको कहा जाता है, उसी प्रकार 
जैसा जीवका विभाव हो उसके भ्रनुसार कर्मबंध होता है ऐसा जानकर पुद्गल द्रव्मके गुण 
दोषका कर्ता जीवको कहते हैं । जब परमार्थदृष्टिसे विचारो तो यह उपचार है । 

प्रसंगवियरण--पभ्रनन्तरपूर्व गाथामें कहा गया था कि जीव कर्मको करता है, बाँधता 
है भ्रादि कथन व्यवहारनयका वचन है । भ्रब इसो कथनको इस गाथामें उदाहरणपूर्वक प्रसिद्ध 
किया गया है । 

तथ्यप्रकाश-- १-जिस पुरुषमें गुण 4 दोष उत्पन्न होते हैं उस पुरुषमें ही वे गुणा व 


कतु कर्माधिकार २२३ 
कथमिति चेतृ-- 
जह राया बषहारा दोसग्रुणुपादगोत्ति आलविदों । 


तह जीबों ववहारा दव्बगुगुपादगो मणिदों ॥१०८॥ 

एयों व्यवहार बताया, राजा प्रजाके दोष गुण करता । 

ह्यों व्यवहार कि प्रात्मा, पुद्गलके व्रव्य गुर करता ॥१०८॥ 
यथा राजा व्यवहाराहोषग्रुणोत्यादक इत्यालपित: । तथा जीवो व्यवहाराद्‌ द्रव्यग्रणोत्पादको भणित. । 

यथा लोकस्य व्याप्यव्यापकभाबेन स्वभावत एवोत्पद्यमानेषु गुणदोषेषु व्याप्यव्यापक- 

भावाभावे5पि तदुत्पादको राजेत्युपचार: । तथा पृद्गलद्रव्यस्थ व्याप्यव्यापकभावेन स्वभावत 
एवोत्पद्यमानेषु गुणदोषेषु व्याप्यव्यापकभावाभावेषि तदुत्पादको जीव इत्युपचार: । जीव: करोति 
यदि पुदूगलकर्म नैव, कर्स्तहि तत्कुरुत इत्यभिशंकयेव । एतहि तीव्ररयमोहनिवहंणाय, संकीत्यते 
खूरुत पुदूगलकम कृत ॥६३॥।| ॥ १०६ ॥। 


नामसंश--जह, राय, ववहार, दोसग्रुणुप्पादग, इत्ति, आलविद, तह, जीव, वबहार, दब्वगुणुप्पा- 
दग, भणिद । धातुसंश--आ-लव व्यक्तायां वाचि, भण कथने | प्रकृतिशब्द-- यथा, राजन, व्यवहार, दोष- 
शुणोत्पादक, इति, आलपित, तथा, जीब, व्यवहार, द्रव्यग्रणोत्पादक, भणित । मूलधातु--राजु दीप्तौ, वि- 
अव हुत्न हरणे, दुष वैकृत्ये दिवादि, आ-लप व्यक्तायां वाचि भ्वादि, भण शब्दार्थ । पदवविबरण--यथा- 
अव्यय । राजा-प्रथमा एक०। व्यवहारातू-पंचमी एकवचन। दोषगुणोत्पादक:-प्रथमा एक०। इति- 
अव्यय । आलपित'-प्रथमा एक० कूदंत कमवाच्ये क्रिया । तथा-अव्यय । जीव'-प्रथमा एकवचन । व्यव- 
हारात्‌ू-पच्रमी एक ० । द्रव्यगुणोत्पादक.-प्रथमा एक० | भणितः:-प्रथमा एकवचन कमंवाच्ये क्रिया ॥१०८॥ 





दोष व्याप्य हैं। २- राजाको नीतिके झनुसार प्रजालोक भी भ्रपनी प्रवृत्ति बना लेते हैं, इस 
रीतिको निरखकर यह उपचार किया जाता है कि राजा लोगोंके गुण दोषका उत्पादक है । 
३-जिन पुद्गलद्रब्योंमें शुभकमंत्व प्रशुभकर्मेत्व उत्पन्न होते हैं वे कर्मत्व उन पुद्गलद्रब्योमे 
ही व्याप्य है। ४-जीवके शुभ प्रशुभभावके भ्रनुसार पुद्गलकार्म शाद्रव्य भो श्रपतेमें शुभ प्रशुभ 
कर्मत्व बना लेते हैं सो इस निम्ित्तनैमित्तिकमावकों निरखकर यह उपचार क्रिया जाता है 
कि जीव पुद्गलकमोका उत्पादक है। 

सिद्धान्न-- १- जीव पुदुगलद्रव्यमें शुभाशुभकमंत्व उत्पन्त करता है यह व्यवहारसे 
कहा गया है। २- जीवके शुभाशुभपरिणामका निमित्त पाकर पोदृगलिक कार्माणतर्ग शावोंपें 
पुण्यपाप प्रकृतित्वपरिशमन होता है । 

हृष्टि-- १- परकतुृंत्व प्रनुपचरित भ्रसदभूतव्यवहार (१२६) । २- उपाधिसापेक्ष 
प्रशुद्धव्याधिकनय (२४) । 


२२४ समयसार : बट 

सामण्णपच्वया खलु चउरो भण्णंति बंधकत्तारों । 

मिच्छत्त अविरमणं कसायजोगा य वोड़व्वा ॥१०६॥ 

तेसि पुणोवि य इमो भणिदों भेदों दु तेरसवियपो । 
मिच्छादिद्वीथादी जाव सजोगिस्स चरमंतं ॥११०॥ 

एदे अचेदणा खलु पुर्गलकम्मुदयसंभवा जहा । 

ते जदि करंति कम्मं ण॒वि तेसि वेदगों आदा ॥१११॥ 

गुणसण्णिदा दु एदे कम्मं कुन्ंति पच्चया जह्या । 


तह्या जीवो5कत्ता गुणा य॑ कुब्वंति कम्माणि ॥११२॥ 
सामान्यतया प्रत्यय, चार कहे गये बन्धक्ते कर्ता । 
मिथ्यात्व तथा श्रविरति, कषाय श्ररु योगको जानो ॥१०६॥ 
उनके फिर भेद कहे, जीव गुणस्थानरूप हैं तेरह । 
मिथ्याहृष्टी आदिक, केवलज्नानी सथोगी तक ॥११०॥ 
पुदूगलकर्म उदयसे, उत्पन्न हुए श्रतः अचेतन ये । 
बे यदि कर्म करें तो, उनका वेदक नहीं आत्मा ॥१११॥ 
छू कि गुरास्थानक ये, आख्रव करते हैं कर्मको इससे । 
जीव अकर्ता निश्चित, ये आस्रव कर्मको करते ॥११२॥ 
नामसंज्ञ-- सामण्णपच्चय खलु चउ, बधकत्तार, मिच्छत, अविरमण, कसायजोग, य, बोद्धव्ब, त, 
पुणो, वि, य, इम, भणिद, भेद, दु, तेरसवियप्प, मिच्छादिट्री आदि, जाव, सजोगि, चरमत, एवं, अचेदण, 
प्रयोग --अपने शुभाशुभविकारोके निरम्ित्तसे यह पुण्पपापमय संसारविडम्बना बन 
रही है, अतः संसारविडम्बनासे निवृत्त होनेके लिये अविकार ज्ञानस्वभावकी उपासनाका परम 
पौरुष करना ॥१०४८॥ 
प्रव जिज्ञासा होती है कि पुदुगल कर्का कर्ता यदि जीव नहीं है तो कौन है, इस 
का काव्य कहते है--जोबः इत्यादि । श्रर्थ--यदि पुदूगल कमेंको जीव नहीं करता 
तो उस पुदंगलकमंकों कौन करता है ? ऐसी आाशका करके ग्रब॒तीम्र बेग वाले मोहका याने 
कतृ कमृत्वविषयक श्रज्ञानका नाश करनेको पुद्गलकर्मका कर्ता बताया जा रहा है, सो हे ज्ञान 
के इच्छुक पुरुषो तुम सुनो । 
श्रब पुदुगलकमंका कर्ता कौन है सो सुनिये--[चत्वार:] चार [सामान्यप्रत्यया:] सा- 


क॒तु कर्माधिकार २२५ 


साम्ान्यप्रत्यया: खलु चत्वारों भण्यंते बंधकर्तार: । मिथ्यात्वमविरम्ण कषाययोगौ च बोदव्या: ।॥१०६।॥ 
तेषां पुनरषि चाय॑ मणितों मेदस्तु त्रयोदशविकल्प: । मिथ्याहष्टबरादियावित्सयोगिनश्चरमांतस्‌ ॥११०॥ 
एते अचेतना: खलु पुदूगलकर्मोदयसंभवा यस्मात्‌ । ते यदि कुर्व॑ति कर्म नापि तेषां वेदक आत्मा ॥१११॥ 
पुणसंज्ञितास्तु एते कम कुर्बंति प्रत्यया यस्मात्‌ । तस्माज्जीवो5कर्ता ग्रुणाइच कुर्व॑ति कर्माणि ॥११२॥ 

पुदूगलकमंणः किल पुदुगलद्रब्यमेंबंंक कतृ, तद्विशेषा: मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगा 
बन्धस्य सामान्यहेतुतया चत्वार: कर्तारः, त एवं विकल्प्यमाना मिथ्याहष्ट्यादिसयोंगकेवल्यंता- 
स्त्रयोदश कर्तार: | प्रर्थते पुदूगलकमंविपाकविकल्पत्वादत्यंतमचेतनाः संतस्त्रयोदश कर्तार 











खलु, पुर्गलकम्मुदयसंभव, ज, त, जदि, कम्म, ण, वि, त, वेदग, अत्त, गुणसण्णिद, दु, एत, कम्म, पच्चय, 
ज, त, जीव, अकत्तार, ग्रुण, य, कम्म । धातुसंज्ञ--भण कथने, बुज्म अवगमने, कर करणे, कुन्व करणे 
कुव्व करणे । प्रकृतिशब्द--सामान्यप्रत्यय, खलु, चतुर्‌, बन्धकतृ , मिथ्यात्व, अविरमण, कषाययोग, तत्‌, 
पुनर्‌, अपि, च, इदम्‌, भेद, तु, जयोदशविकल्प, मिथ्याहष्ट्यादि, यावत्‌, सयोगिनु, चरमान्त, एततू, अचे- 
तन, खलु, पुद्गलकर्मोदयसंभव, यत्‌, तत्‌, यदि, कर्मन्‌, न, अपि, तत्‌, वेदक, आत्मन्‌, शुणसज्ित, तु, 


मम पलक बल कील अल मलिक: 3. नकली आता 3 अली बल आल हज अकबर शक ऑफर आदी कल जज जन्‍म अकीकल उकयट न क बडी भजन जज > कप मसल 


मान्य प्रत्यय [खलु] वास्तवमें [बंधकर्तारः] बंधके कर्ता [मण्यन्ते | कहे गये हैं वे [ मिथ्यात्व ] 
मिथ्यात्व [ श्रविरमरणं ] प्रविरमण [लव] प्रोर [कधाययोगो] कषाय योग [बोडव्या:] जानने 
नाहिये [च पुनः] और फिर [तिषां भ्रपि] उनका भी (जयोदशविकल्प:] तेरह प्रकारकां 
[श्रयं] यह [मेद:] भेद [कथितः] कहा गया है जो कि [मिथ्याहृष्ट्यादिः] मिथ्यादृष्टिको भ्रादि 
लेकर [सयोगिच्ररमांतः याबत्‌ | सयोग केवली तक है । [एते] ये [खलु] निश्चयसे [पअचेत- 
नाः] प्रचेतन है [यस्मात्‌] क्योकि [पुद्गलकर्मोदयसंभवाः ] पुदूगलकर्मके उदयसे हुए हैं [यदि] 
यदि [ले] वे [कर्म] कर्मको [कुर्वन्ति] करते हैं तो करें, [तु] किन्तु [तेषां बेदक:] उनका 
भोक्ता [प्रषि] भो [प्रात्मा न] ग्रात्मा नही होता [ यस्‍्मातु ] क्योंकि [गुरणसंज्िताः] गुर 
नाम वाले [एते प्रत्यथा:] ये प्रत्यय [कर्म कुबंति] कर्मको करते है [तस्मात्‌ | इस कारण 
[जीब:] जीव तो [अकर्ता] कर्मका कर्ता नहीं है [च] भ्रोर [गुणाः] ये गुणा ही [कर्मारि] 
कर्मोकों [कुर्बति | करते हैं । 

तात्पयें -प्रात्मा निमित्ततः भी पोदगलिक कर्मोंका कर्ता नहीं, किन्तु पुदूगलमय 
सामान्य प्रत्यय व उनके विशेष श्रयोदश गुणस्थान ये पोदगलिक कर्मोके निमित्ततः कर्ता हैं । 

टीकार्य--निश्च यसे पुद्गलकर्मका एक पुदुगलद्रव्य ही कर्ता है । उस पुद्गलद्रव्यके 
मिथ्यात्व, प्रविरति, कषाय भर योग ये चार बंबके सामान्‍्यहेतु होनेसे बंधके कर्ता हैं । वे हो 
मिथ्याहृष्टिको ग्रादि लेकर सयोगकेवली तक भेदरूप हुए तेरह कर्ता हैं । श्रब ये पुदूगलकर्म- 
विपाकने भेद होनेसे भत्यंत भ्रचेतन होते हुए केवल ये १३ गुरास्थान पुदूगलकमंके कर्ता होकर 
व्याप्यव्यापक्भावसे कुछ भी पुदूगलकर्कों करे तो करें, जीवका इसमें बया श्राया ? कुछ भी 





२१२६ समयसार 


केवला एवं यदि व्याप्यव्यापकभावेन किचनापि पुद्गलकर्म कुर्युस्तदा कुयु रेव कि जीवस्यात्राप- 
तित॑ । अ्थाय॑ तर्कः पुद्गलमयमिथ्यात्वादोन्‌ वेदयमानों जीव: स्वयमेव मिथ्याहृष्टिभभूत्वा पुदुग- 
लकम करोति स किलाविवेको यतो खल्वात्मा भाव्यमावकभावाभावात्‌ पुद्गलद्र॒व्यमयमिथ्या- 
त्वादिवेदकोषि कथं पुनः पुद्गलकर्मण: कर्ता नाम । अधथैतदायातं यतः पुद्गलद्वव्यमयानां चतुर्णा 


० 828 मन 2 22220: 220: 730 2672 20000 2 20 270 57 ० 
एतत्‌, कर्मनू, प्रत्यय, यत्‌, ततू, जीव, अकर्त्‌, गुण, च, कमेन्‌ । मूलधातु--सम्‌-अण शब्दार्थे भ्वादि, प्राणने 

दिवादि, प्रति-अप गतौ भ्वादि, युजिर्‌ योगे, बुध अवबोधने, चिती सज्ञाने, पूरी आप्यायने, गल ख्वणे, 
विद चेतनाख्याननिवासेपु चुराद | पदविवरण--सामान्यप्रत्यया:-प्रथमा बहु० । खलु-अव्यय । चत्वार:- 
प्रथमा बहुवचन । भप्थन्ते-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष बहुवचन कर्मवाच्ये क्रिया | बन्धकर्तार.-प्रथमा बहु० । 

मिथ्यात्वं-प्रथमा एक० । अविरमणं-प्रथमा एक० । कषाययोगो-प्रथमा द्विवचत । च-अव्यय । बोद्धव्या:-- 
प्रथमा बहुवचन कृदन्त क्रिया । तेपां-षप्ठी बहु० । पुन:-अच्यय । अपि-अव्यय । च-अव्यय । अय॑-प्रथमा 
एक ० । भणित-प्रथमा एकवचन कृदन्‍्त कमंवाच्य क्रिया । भेद.-प्रथमा एक० । तु-अव्यय । त्रयोदशवि- 
कल्प-प्रथम। एक०। मिथ्याहष्ट्यादि.-प्र० ए०। यावत्‌-अब्यथ । सयोगिन:-षप्टी एक० । चरमान्त:- 





नही भ्रथवा यहाँ यह तक॑ है कि पुदूगलमय मिथ्यात्वादिका वेदन करता हुआझ्ना जीव स्वयं ही 
मिथ्यादृष्टि होकर पुदूगल कमंकी करता है। यह तक बिल्कुल श्रज्ञान है, क्योंकि श्रात्मा 
भाव्यभावक भावके श्रभावसे मिथ्यात्वादि पुदूगलकर्मोका भोक्ता भी निश्चयसे नहीं है तो पुद्‌- 
गलकमंका कर्ता कैसे हो सकता है ? इसलिये यह सिद्ध हुआ कि पुद्गल द्रव्यमय सामान्य 
जार प्रत्यय व उनके विशेष भेदरूप तेरह प्रत्यय जो कि गुण शब्दसे कहे गये है वे ही केवल 
कर्मोंको करते हैं। इस कारण जोव पुदूगलकर्मोका श्रकर्ता है और वे गुणास्थान ही उनके 
कर्ता है, दयोंकि वे गुण पुद्गलद्रव्यमय ही हैं । इससे पुदूगलकर्मका पुद्गलद्रब्य ही एक कर्ता 
है यह सिद्ध हुपआ । भावाये--- प्रन्य द्रव्यका प्रन्य द्रव्य कर्ता कभी नही होता' इस न्यायसे 
प्रात्मद्रव्य पुदूगलद्॒व्य कमंका कर्ता नही है, बंधके कर्ता तो योगकपायादिकसे उत्पन्न हुए गुण- 
स्थान हैं । वे वास्तवमें प्रचेतन पुद्गलमय है । इसलिए वे पुदगलकमंके कर्ता है, जीवको कर्ता 
मानना भ्ज्ञान है। 

प्रसंगविवरण--पश्रनन्तरपूर्व॑ गाथामें कहा गया था कि जीव कर्मंद्रव्यगुरपोत्पादक है 
यह उपचारसे कहा गया, निश्चयतः जीव पुद्गलकमंको कुछ नहीं करता | इस विवरणापर 
जिज्ञासा होती है कि फिर पुद्गलकमंको करता कौन है ? इसके समाधानमे ये ४ गाधायें 
झाई हैं। 

तथ्यप्र काश-- (१) पुद्गलकमंका पुद्गलद्रब्य हो एक कर्ता है। (२) मिथ्यात्व, भ्वि- 
रति, कषाय व योग--ये ४ पुद्गलकमंके प्रकार हैं, श्रतः ये चार पुद्गलकर्मके कर्ता है। (३) 
मिथ्यात्वका भेद प्रथम गुणस्थान, भ्रविरतिके भेद १ से ५ गुणस्थान, कषायके भेद १ से १० 


कतु कर्माधिकार २२७ 


सामान्यप्रत्ययानां विकल्वास्त्रयोदश विशेषष्रत्यया गुणशब्दवाच्या: केवला एवं कुर्व॑ति कर्माणि । 
ततः पुदूगलकमंणामकर्ता जीवों गुणा एवं तत्कर्तारस्ते तु पुद्गलद्रष्यमेव । ततः स्थित पुद्गल- 
करमंराः पुदुगलद्॒व्यमेवैक कतुं ।। १०६-११२ ॥ 











प्रथमा एकवचन । एते-प्रथमा बहुवबचन । अचेतना.-प्रथमा बहु० । खलु- अव्यय । पुदूगलकर्मो दयस भवा:- 
प्रथमा बहु०। यस्मात्‌-पंचमी एकबचन | ते-प्रथमा बहु० | यदि-अव्यय । कुवन्ति-वर्तमान लटू अन्य 
पुरुष बहु० । कर्म-द्वितीया एक० कर्मकारक । न-अव्यय । अपि-अव्यय । तेषा-षप्ठी बहुबचन । वेदक:- 
प्र० ए० । आत्मा-प्र० ए०। गुणसज्ञिता:-प्रथमा बहु०। तु-अव्यय । एते-प्र० बहु०। कमें-द्वि० एक०। 
कुवेन्ति-बतंमान लट्‌ अन्य पुरुष बहु० । प्रत्यया:-प्र ० बहु० । यस्मात्‌ृ-पंचमी एकवचन हेत्वर्थे। तस्मात्‌- 
पंचमी एक० | जीव:-प्र ० ए० । अकर्ता-प्र० एक० । गुणा:-प्र० बहु० | च-अव्यय | कुर्वन्ति-वत्तेमान लद्‌ 
अन्य पुरुष बहु० । कर्माणि-द्वितीया बहुबचत कर्मकारक ।॥| १०६-११२ ॥। 





अििनजी--+-जलल ता >> 


गुणस्थान व पोगके भेद १ से १३ गरास्थान हैं, भ्रतः ये १३ गरास्थान पुदंगलकर्मके कर्ता 
है । (४) मिथ्यात्वसे सयोगकेवली पर्यत १३ गुणस्थान पुद्गलकर्मके विपाकरूप हैं । (५) ये 
तेरह गुणस्थान पुदगलकर्मको व्याप्यव्यापकभावसे करते है। (६) जीवके परिणामरूप १३ 
गुणस्थान पुद्गलकमंविपाकरूप १३ गुणास्थानोंसे भ्रन्य है इन दोनोंमें परस्पर निभित्तनैमित्तिक 
भाव है। (७) मिथ्याहष्टि जोव श्रपने मिथ्यात्व परिणामकोी करता है व भोगता है । भिथ्या- 
दृष्टि जोब पुद्गलमय मिथ्यात्वको नहीं करता व नहीं भोगता । 

सिद्धान्त--( १) पुदुगलकमंका व पौद्गलिक गुणस्थानोंका पुदुगलद्रब्यके साथ व्याप्य- 
व्यापक भाव होनेसे पुद्गलद्रव्य ही कर्ता है। (२) जीवगुणस्थानोंका जीवद्रव्यमें व्याप्यव्यापक- 
भाव होनेसे जीवद्रव्य ही कर्ता है । 

हृष्टि-- १- अशुद्धनिश्चयनय (४७) । २- भप्रशुद्धनिश्ववनय (४७) । 

प्रयोग- पुदुगलकर्मविपाकके प्रतिफलनोंमें राग होनेसे संसारवलेशबिडस्बना जानकर 
ज्ञानाकारस्वरूप विशुद्ध निज चेतन्यरसके स्वादमें लगना चाहिये । इससे राग मिटेगा प्रतिफ- 
लन कर्मेसम्बन्ध मिटेगा, कवल्य प्रकट होगा ॥ १०६-११२ ॥ 

..प्रब कहते है कि जोव और उन प्रत्ययोंका एकत्व भी नहीं है--[यथा] जैसे 
[जीवस्य] जोवके [उपयोग: अनन्यः] उपयोग एकरूप है [तथा] उसी प्रकार [यदि] यदि 
कोधोषि] क्रोध भो [अनम्यः] एकरूप हो जाय तो [एवं] इस तरह [जीवस्थ] जीव ['ब] 
श्रोर [ प्रजीवस्य | अजीवके [ अ्नन्यत्वं] एकत्व [प्रापन्न ] प्राप्त हुआ [एवं व इह| ऐसा 
होनेसे इस लोकमें [यः तु] जो [जोवः ] जीव है [स एब | वही [नियसतः] नियमसे [तथा] 
वैसा ही [अजीवः | अजीव हुप्रा [एकत्बे ] ऐसे दोनोंके एकत्व होनेमें [अयं दोषः] यह दोष 
प्राप्त हुआ । [प्रत्ययनोकर्मकर्मरणां] इसी प्रकार प्रत्यय नोकमं-कर्म इनमें भो यही दोष जानना । 


र्र८ समयसार 

न जञ्॒ जीवप्रत्यथयोरेकत्व-- 
जह जीवस्स अणण्णुवञ्लोगो कोहो वि तह जदि अणण्णो । 
जीवस्साजीवस्स य एवमगाण्णतत्तमावण्णंं ॥ ११३ ॥ 
एवमिह जो दु जीवो सो चेव दु णियमदों तहाजीवो । 
अयमेयत्ते दोसो पन्चयशोकम्मकम्माणं ॥ ११४ ॥ 
अह दे अण्णो कोहो अ्रण्णुवश्लोगपगो हवदि चेदा । 
जह कोहो तह पच्चय कम्मं णोकम्ममवि अरण्णं ॥ ११५४ ॥ 


ज्यों आत्मासे तन्‍्मय, उपयोग तथव फ्रोध हो तन्‍्मय । 
जीव व अजीवको फिर, अभिन्नता प्राप्त होवेगी ॥११३॥ 
इस तरह जोव जो है, वही नियमसे अजीब होबेगा । 
एकत्व दोष यह ही, आख्रव नोकर्म कर्मोंमें ॥११४।॥ 
उपयोगमयी आत्मा, यदि है अन्य हि व श्रन्य क्रोधादिक । 


कम नोकमं प्रत्यय, तो तद्ग़त्‌ भिन्न आत्मासे ॥॥११५॥ 
घथा जीवस्यानन्य उपयोग: क्रोधोषि तथा यद्यनन्य: । जीवस्याजीवस्य चवमननन्‍्यत्वमापनन ।। ११३ ॥ 
एवमिह यस्तु जीव. स चेव तु नियमतस्तथाजीव: । अयमेकत्वे दोष प्रत्ययनोकर्मकर्मेणां ।| ११४ ॥। 
अथ ते अन्य' क्रोधोइन्य' उपयोगात्मकों भवति चेतयिता। यथा क्रोधस्तथा प्रत्यया' कर्म नोकर्माप्यन्यत्‌ । 
यदि यथा जीवस्य तन्मयत्वाज्जीवादनन्य उपयोगस्तथा जड़: क्रोधोप्यनन्य एवेति 


प्रतिपत्तिस्तदा चिद्रपजडयोरनन्यत्वाज्जीवस्थोपपोग मयत्ववज्जडक्रोधमयत्वापत्ति: । तथा सर्ति 


नामसंज्ञ-जह, जीव, अणण्णुवओग, कोह, वि, तह, जदि, अण्ण, जीव, अजीब, य, अणण्णत्त, 
आवण्ण, एव, इह, जो, दु, जीव, त, च, एव, दु, णियमदो, तह, अजीव, इत, एयत्त, दोस, पच्चयणोकम्म- 
कम्म, अह, तुम्ह, अष्ण, कोह, अष्णुवओगपगर्ग, चेद, जह, कोह, तह, पच्चय, कम्म, णोकम्म, अवि, अण्ण। 
धातुसंज्ञ--आ-वण्ण घटनायां, हव सत्तायां, चेत करणावबोधनयों:। प्रकृतिशब्द--यथा, जीव, अन्य, 
जीव, अजीव, च, एव, अन्यत्व, आपन्न, एव, इह, यत्‌, तु, जीव, ततू, च, एवं, तु, नियमतः, तथा, अजीब, 


[भ्रथ] ग्रब इस दोषके भयसे [ते] तेरे मतमें [क्रोध:| क्रोध [भ्रन्यः] प्रन्य है श्रोर [ उप- | 
योगात्मक: ] उपयोगस्वरूप [चेतयिता] भ्रात्मा (अन्यः) भ्रन्य (भवति) है तो (यथा क्रोषः) 
जैसे क्रोध (अन्यः) भात्मासे श्रन्य है (तथा) उसी प्रकार (प्रत्ययाः) प्रत्यय (कर्म) कर्म (नोकर्स 
अपि) प्रोर नोकरमम ये भी (अन्यत्‌) भात्मासे भ्रन्य ही हैं, ऐसा निश्चय करो । 
तात्पयें--क्रोध, प्रत्यय व शरोर ये सभी धात्मासे भिन्न हैं । 
टीकार्य - जैसे जीवके साथ तन्मयतासे जीवसे उपयोग भ्रनन्य (एकरूप) है, उसी 


कतृ कर्माविकार २२६ 


तु य एव जीवः स एबाजीव इति द्रध्यांतरलुप्ति: | एवं प्रत्मयनोकर्मकमंणामपरि जीवादनन्यत्व- 
प्रतिपत्तावयभेव दोषः । प्रथैतहोषभयादन्य एबोपप्रोगात्मा जीवोउन्य एवं जडस्वभावः क्रोधः 


इदमू, एकत्व, दोष, प्रत्ययनोकमंकर्मनू, अथ, युष्मदू, अन्य, क्रोध, अन्य, उपयोग, चेतयितू, यथा, क्रोध, 
तथा, प्रत्यय, कर्म, नोकर्मनू, अपि, अन्यत्‌ । मूलधातु--जीव प्राणधारणे, उप-युजिर्‌ योगे, ऋध क्रोधे, आ- 
पद गतौ । पदक्षिवरण--यथा-अव्यय । जीवस्य-षष्ठी एक० | अनन्य:-प्रथमा एकवचन । उपयोग :-प्र० 
ए० । क्रोध:-प्र० ए०। अपि-अव्यय । तथा-अव्यय | यदि-अव्यय । अनन्य'-प्र० एक० । जीवस्य-षष्ठी 
एक० । अजीवस्य-षष्ठी एक० | च-अव्यय । एवं-अव्यय । अनन्यत्वं-प्रथमा एक०। आपन्यें-प्रथमा ए० 
कृदंत क्रिया । एवं-अव्यय । इह-अव्यय । य:-प्रथमा एक० । तु-अव्यय । जीव.-प्रथमा एकवचन | सः- 
प्रथमा एक० । एव-अव्यय । तु-अव्यय । नियमत.-अव्यय पंचम्यां तसलू । तथा-अव्यथ । अजीव:-प्रथमा 
प्रकार जड़ क्रोध भी प्रनन्य ही है, ऐसी प्रतीति हो जाय तो चिद्रवकी ग्रौर जड़की ग्रनन्यतासे 
जीवके उपयोगमयताकी तरह जड़ क्रोधमय होनेकी भी प्राप्ति हुई । ऐसा होनेपर जो जोव है, 
वही प्रजीव है, इस प्रकार द्रव्यान्तरकां लोप हो गया । इस्ली प्रकार प्रत्यय नोकम और कर्मों 
की भी जीवके साथ एकत्वकी प्रतीतिमें यही दोष श्राता है । इस दोषके भयसे यदि ऐसा माना 
जाय कि उपयोगस्वहूप जीब तो अन्य है और जड़म्वरूय क्रोध भ्रन्य है तो जैसे उपयोगस्वरूप 
जीवसे जडस्वभाव क्रोध भ्रन्य है, उसी प्रकार प्रत्यय नोकमे औौर कर्म भी भ्रन्य ही हैं, क्योंकि 
जैसा जडस्वभाव क्रोध है, उसी प्रकार प्रत्यय नोकमे, कर्म ये भी जड़ हैं, इनमें विशेषता नहीं 
है । इस प्रकार जीव और प्रत्ययमें एकत्व नहीं है। भावार्थ - मिथ्यात्वादि झाखव तो जड़- 
स्वभात्र हैं श्रोर जीव चैतन्यस्वभाव है । यदि जड़ और चेतन एक हो जायें तो भिन्न द्रव्यका 
ही लोप हो जाय यह बड़ा भारी दोष प्राता है । इसलिये ग्रास्रतव और प्ात्मामें एकत्व नहों 
है, यह निश्चयनयका सिद्धान्त है । 

प्रसंगविवरणश--प्रनन्तरपूर्व गाथावोंमें इस तथ्यका निर्देश किया गया है कि मिथ्या- 
त्व, भ्रविरति, क्षाययोगरूप तथा उनके भेदरूप १३ गुणस्थान--ये सब द्रव्यत्रत्यय बताये 
गये श्लोर ऐसे ही भावरूप जीवपरिणाम भी है । प्रब इन तीत गाधावोंमें इस विवरणसे सम्बं- 
घित यह बात कही गई है कि जीव शोर प्रत्ययोंमें एकत्व नही है, भ्रभेद नहीं है । 

तथ्यप्रकाश-- १-- जीवसे उपयोग श्रभिन्‍्न है । श्रतः जोव उपपोगमय है । २- यदि 
जड़ क्रोध भी जीवसे ग्रभिन्‍न हो जाये तो जीव जड़ क्रोधमव हो जावेगा । २- यदि जीव 
उपयोगमयकी तरह जड़क़ोधमय हो जाय तब तो जो ही जीव है वहो ग्रजीव है, द्रव्यान्तर न 
रहेगा, कौनसा न रहे, फल यह होगा कि दोनों ही न रहे यह महादोष है | ४- जैसे जड़स्त्र- 
भावो क्रोध उपयोगात्मक जीवसे प्रनन्य है, ऐसे हो प्रत्यय, कर्म, नोकर्म भी उपयोगात्मक जीव 


ग्रन्य ही हैं । 








२३० संमयसार 


इत्यभ्युपग मः तहि यथोपयोगात्मनो जीवादन्यों जडस्वभावः क्रोध: तथा प्रत्ययनोकर्मकर्माण्यप्य- 
न्‍्यान्येव जडस्वभावत्वाविशेषान्नास्ति जीवप्रत्यययोरेकत्वं ॥ ११३-११५ ॥। 





एक ० । अयं-प्रथमा एक० । एकत्वे-सप्तमी एक० | दोष'-प्रथमा ए०। प्रत्ययनोकर्मकमंणा-षष्ठी बहु० । 
अथ--अव्यय | ते-षष्ठी एक०। अन्य -प्रथमा एक० । क्रोध -प्रथमा एक०। अन्य.-प्रथमा एक० । उप- 
योगात्मक:-प्रथमा एक ० । भवति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन। चेतयिता-प्रथमा एकबचन । यथा- 
अव्यय । क्रोष:-प्र० ए० । तथा-अव्यय | प्रत्यया.-प्र० बहु० । कर्म, नोकर्म-प्रथमा एक० । अपि-अव्यय । 
अन्यत्‌-प्रथमा एकवचन ॥। ११३-११५ ।। 





सिद्धान्च--१- जीव द्रव्यकर्मोका कर्ता भोक्ता उपचारसे है। २- जीव भावकर्मोका 
कर्ता निश्चयनयाभिमुख व्यवहारसे है । 

हृष्टि-- १- परकतुं त्व श्रनुपचरित प्रसदभूतव्यवहार (१२६ ) । २- भ्रशुद्धनिश्चय- 
तय (४७) । 

प्रयोग-- शुद्ध शान्त रहनेके लिये जड़क्रोधादिसे व जड़क्रोधादिके प्रतिफलनसे विविक्त 
खैतन्यमात्र उपयोगस्वरूप भ्रन्तस्तत्त्वमें प्रधिष्ठित होना चाहिये ॥ ११३-११५ || 

प्रब सांख्यमतानुयायी शिष्यके प्रति पुदुगलद्रब्यके परिणामस्वभावपना सिद्ध करते 
हैं--- (यदि पुद्गलद्रव्यं) यदि पुद्गलद्रव्य (जीबे) जीवमें (स्वयं) स्वयं (न बद्ध ) नही बंधा 
(कर्ंमावेन) कर्मभावसे (स्वयं) स्वयं (न परिणसते) नहीं परिणमन करता है (इदं तदा) 
ऐसा मानो तो यह पुद्गलद्गव्य (अपरिणामि) शअ्रपरिणामी (मवति) प्रसक्त होता है (च) 
झ्ौर (कार्मरावर्गशासु) कार्माणवर्गंणावोंके (कर्मभबेन) कमंभावसे (अपरिणशशमसानासु) नहीं 
परिणशभमने१र (संसारस्य) संतारका (अभावः) श्रभाव (प्रसजति) ठहरेगा (वा) ग्रथवा (सांख्य- 
समयः) सांख्य मतका प्रसंग प्रायेगा । (जीवः) यदि जीव ही (पुद्गलद्रब्यारिण) पुद्गलद्गव्योको 
(कर्मभावेन) कमंभावसे (परिरासमयति) परिणमन कराता है ऐसा माना जाय तो (स्वयं 
अपरिशममानानि) श्राप ही परिणमन न करते (तानि) उन पुदुगलद्र॒व्योंको (चेतयिता) यह 
चेतन जीव (कर्थ नु) कंसे (परिणरामयति) परिणमा सकता है, यह प्रश्न हो सकता है (अथ) 
प्रथवा (पुद्गलद्रव्यं) पुद्गलद्रव्य (स्वयमेव हि) श्राप ही (कर्ममाबेन) कर्मभावसे (परिणमते) 
परिणमता है, ऐसा माना जाय तो (जोबः) जीव (कर्म) कर्महूप पुद्गलको (कर्मत्वं) कर्म 
रूपसे (परिरणामयति) परिणमाता है (इति) ऐसा कहना (मिथ्या) भूठ हो जाता है । इसलिये 
यह सिद्ध हुआ्ला कि (पुदंगलद्रव्यं) पुद्गलद्रव्य (कर्मपरिर्णतं) कर्महप परिणत हुप्ना (नियमातु 
छेब) नियमसे ही (कर्म) कमंहप (भति) होता है (तथा) ऐसा होनेपर (तच्चेब) वह पुदुगल 
द्रव्य ही (ज्ञानावरणाविपरिणतं) ज्ञानवरणादिरूप परिणत (तत्‌) पुद्गलद्गव्यकों (तत्‌ चैब) 


कतु कर्माधिकार २३१ 
भ्रथ पुद्गलद्रव्यस्प परिणामस्वभात्व साधयति सांल्यमतानुयायिशिष्यं प्रति-- 
जीबे ए सय॑ बद्ध ण सय॑ परिणमदि कम्मभावेण । 
जह पुग्गलद॒व्वमिणं अप्परिणामी तदा होदि ॥११६॥ 
कम्मइयवग्गणासु य अपरिणमंतीसु कम्मभावेण । 
संसारस्स अभावो पसज्जदे संखसमओों वा ॥११७॥ 
जीवो परिणामयदे पुरगलदब्वाणि कम्मभावेण । 
ते सयमपरिणमंते कह णु परिणामयदि चेदा ॥११८॥ 
अह सयमेव हि परिशमदि कम्मभावेश पुर्गलं दव्वं । 
जीवो परिणामयदे कम्म॑ कम्मत्तमिदि मिच्छा ॥११६॥ 
णियमा कम्मपरिणदं कम्म॑ थि य होदि पुग्गलं दव्वं । 
तह तं॑ णाणावरणाइपरिणदं मुणसु तच्चेव ॥१२०॥ 
जीवमें स्वयं न बधा, न वह स्वयं कर्मेरूप परिणमता । 
पुदुगल यदि यह मानो, कर्म अपरिणामि होबेगा ॥११६॥ 
ये कर्मंबगंणायें, यदि न परिरासे कर्मभावसे तो । 
भवका अ्रमाव होगा, सांख्यसमयको प्रसक्ति भो होगी ॥११७॥ 
यदि जीव परिणमावे, पुदंगलको कर्मभाबरुपोंमें । 
स्वयं भ्रपरिणमतेको, कैसे यह परिरणमा देगा ॥११८॥ 
.. नामसंज्ञ जीव, ण, सय, वद्ध, ण, सय, कम्मभाव, जड, पुग्गलदव्ब, इम, अपरिणामि, तदा, कम्म- 
इयवग्गणा, य, अपरिणमंती, कम्मभाव, ससार, अभाव, संखसमआ, वा, जीव, पुग्गलदब्व, कम्मभाव, त, 


सयं, अपरिणमंत, कहं, णु, चेदा, अह, सयं, एवं, हि, कम्मभाव, पुग्गल, दव्व, जीव, कम्म, कम्मत्त, इदि 
मिच्छा, णियम, कम्मपरिंणद, कम्म, चि, य, पुग्गल, दव्ब, तह, त, णाणावरणादि, परिणद, त, च, एव | 


ज्ञानावरणादि ही हैं, ऐसा (जानीत) जानो । 

तात्पर्य --जीवविभाव तो निमित्तमात्र है, कर्महप परिणत तो पुद्गलकार्माणवर्गंणायें 
ही होती है । 

टीकार्थ--यदि पुद्गलद्रव्य जोवमें श्राप नहीं बँधा हुआ कमंभावसे स्वयमेव नहीं 
परिणमन करता है तो पुद्गलद्रव्य प्रपरिणामी हो सिद्ध हो जायगा । ऐसा होनेपर संसारका 
प्रभाव हो जायमा । यदि कोई ऐसा तक करे कि जीव पुदुगलद्वव्यकों कम भावसे परिणमाता 





२३२ समयसार 


यदि यह पुद्गल वस्तु, स्वयं हि परिणमे कर्ममावोंसे । 

सो जीव परिणमाता, पुदूगलकों कर्म यह मिथ्या ॥११६॥ 

कर्ंरूप परिणत हो, पुद्गल हो कर्मरूप होता है। 

सो वह पुद्गल वस्तु, ज्ञानाबरस्पादिपरिणत है ॥१२०॥ 
जीवे न स्वय बद्ध न स्वयं परिणमते कर्ममावेन । यदि पुदुगलद्रब्यमदमपरिणामि तदा भवति ॥ ११६॥ 
कार्मणवर्गगासु चापरिणममानासु कमंभावेन। संसारस्यथाभाव: प्रसज्यते साख्यममयों वा॥ ११७॥ 
जीव. परिणामयति पुद्गलद्वव्याणि कर्मभावेन | तानि स्ववमपरिणममानानि कथ नु परिणामयति चेतायता । 
अथ स्वयमेव हि परिणमते कर्मभावेन पुद्गलद्गव्यं । जीव: परिणामयति कर्म कमंत्वमिति मिथ्या ॥ ११६॥। 
नियमात्कर्मपरिणतं कर्म चेव भवति पुद्गलद्वब्यं | तथा तद्ज्ञानावरणादिपरिणत जानीत तच्चेव ॥ १२० ॥ 

यदि पुद्गलद्र॒व्यं जीवे स्वयमबद्धं सत्कर्मंभावेन स्वयमेव न परिणमेत तदा तदपरिणा- 

म्येव स्थात्‌ । तथा सति संसाराभावः । श्रथ जीव: पुद्गलद्रव्यं कमंभावेन परिणामयति ततो 


न संसाराभावः इति तक: ? कि स्ववमपरिणममानं परिणममानं वा जीवः पुदुगलद्गव्यं कम- 





घातुसंज्ञ- बंध बंधने, परि-तम नम्नीभावे, हो सत्तायां, प-सज्ज समवाये, मुण ज्ञाने। प्रकृतिशब्द--जीव, 
न, स्वयं, बद्ध, न, स्वयं, कमेभाव, यदि, पुद्गलद्वव्य, इद, अपरिणामिन्‌, तदा, कार्माणवर्गणा, च, अपरि- 
णममाना, कर्मभाव, ससार, अभाव, सांख्यसमय, वा, जीव, पुद्गलद्गव्य, कर्मभाव, ततू, स्वयं, अपरिणम- 
मान, कथ, नु, चेतयितृ । मूलधातु--जीव प्राणधारणे, बन्ध बन्धने, परि-णम प्रह्धत्वे, पूरी आप्यायने, गल 
ख्रवणे, द्रु गतो, भू सत्तायां, सम्‌-स्‌ गती भ्वादि। परद्ब्िबरण--जीवे-सप्तमी एकवचन। न-अब्यय । 
स्वय-अव्यय । बद्ध-प्रथमा एक ० कृदन्त । न-अव्यय । स्वय-अव्यय । परिणमते-वर्तमान लट अन्य पृरुष 
है, इसलिये संसारका श्रभाव नही हो सकता, उसके समाधानमें प्रश्न है कि यदि जोव पुद्गल- 
को परिणमित कराता है तो वह स्वयं भ्रपरिणमितकोी परिणामित कराता है या स्वयं परिण- 
मितको परिणमित्त कराता है ? यदि इनमें से पहला पक्ष लिया जाय तो स्वयं आ्रपरिणमितको 
कोई नहीं परिणमा सकता, क्योंकि स्वयं श्रपरिणमितको परके द्वारा परिणमानेकी सामथ्थ 
नहीं होती । स्वत: शक्ति जिसमें नहीं होती, वह परके द्वारा भी नहीं श्रा सकती । यदि स्वयं 
'परिणमित पुदुगलद्रव्यको जीव कमंभावसे परिशमात्ता है, ऐसा दूसरा पक्ष लिया जाय तो यह 
भो ठीक नही, क्योंकि अपने श्राप परिणमित हुए को भश्रन्य परिणमानेवालेकी प्रावश्यकता ही 
नही, क्योकि वस्तुकी शक्ति परकी श्रपेक्षा नहीं करतो । इसलिये पुद्गलद्रव्य परिणामस्व॒भाव 
स्वयमेव होवे । ऐसा होनेपर जेसे कलशरूप परिणत हुई मिट्टो श्रपने श्राप कलश ही है, उसी 
भाँति जडस्वभाव ज्ञानावरण झादि कर्मरूप परिणत हुआ पुद्गलद्रव्य ही झ्राप ज्ञानावरण 
प्रादि कर्म ही है। इस प्रकार पुद्गल द्रव्यका परिणामस्वभावपना सिद्ध हुझा । 

प्रन इस अर्थका कलशरूय काव्य कहते हैं--स्थिते इत्यादि । प्रर्थ--हस प्रकार पुदू- 
गल द्वव्यकी परिणमनशक्ति स्वभावभूत निर्विध्त सिद्ध हुई। उसके सिद्ध होनेपर पुदुगलद्रव्य 


कत्‌ कर्माधिकार २३१३ 


भावेन परिणामयेत्‌ ? न तावत्तत्स्वयमपरिणममानं परेण परिणामयितु पार्येत । न हिं स्वतो- 
$सती शक्तिः कर्तुमन्येन पायते । स्वयं परिणममानं तु न परं १रिणमयितारमपेक्षेत । न हि 
वस्तुशक्तयः परमपेक्षते । ततः पुदुगलद्ग व्यं परिणामस्वभाव॑स्वयमेवास्तु । तथा सति कलश- 
परिणता मृत्तिका स्वयं कलश इव जडस्वभावं ज्ञानावरणादिकमंपरिणतं तदेव स्वयं ज्ञानावर- 


एक» किया | कर्मभावेन-तृतीया एक० । यदि-अव्यय । पुद्गलकद्रव्यं-प्रथमा एक० । इदं-प्र० ए० | अपरि- 
णामि-प्र ० एक० नपुसकलिज्भ । तदा-अव्यय । भवति-वर्तमान लद अन्य पुरुष एकवचन। कार्माणवर्ग- 
णासु-सप्तमी वहु०। च-अव्यय | अपरिणममानासु-सप्तमी बहु०। कर्मभावेन-तृतीया एक०। ससार- 
स्य-पषष्ठी एक० । अभाव.-प्र ० ए० । प्रसजति-वर्तमान लट अन्य पुरुष एकवचन क्रिया । साख्यसमय-.- 
प्र० ए० । वा-अव्यय । जीव:-प्र० ए० । परिणामयति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० णिजंत क्रिया । पुद्‌- 
गलद्गरव्याणि-द्वितीया एक० । कर्मभावेन-तृ ० ए० । तानि-द्वि० बहु० । अपरिणममानानि-द्वि० ए० । केथ- 
अव्यय । तु-अव्यय । परिणामयति-व्तमान अन्य० एक०। चेतयिता-प्र० ए०। परिणमते-बतंमान लट्‌ 











झपने जिस भावकों करता है, उसका वह ॒पुृद्गलद्रव्य ही कर्ता है। भावाथं--सब द्रव्योंका 
परिणाम स्वभावत: सिद्ध है, इसलिये प्रत्येक द्रव्य अपने भावका भाप ही कर्ता है । अ्रतः पु 
गल भी जिस भावको प्रपनेमे करता है, उसंका वहो कर्ता है । 

प्रसंगविवररण--प्रनन्तरपूर्व गाथातश्रयमे यह निर्शाय दिया गया था कि जीव श्रौर 
द्रव्यप्रत्यय ये भिन्न भिन्न हैं इनमे एक्त्व नहीं । सो इसकी पुष्टि तब हो हो सकती है जब यह 
सिद्ध हो कि जीव अपनेमे अपने १रिणमनेका स्वभाव रखता है श्लौर प्रजीव कम पुद्गलद्गव्य 
प्रपनेके खुदमें परिणमनेका स्वभाव रखता है। इन दो निर्णायोंमें प्रथम पुद्गलद्गव्यका परि- 
शाम स्वभावत्व इन पाँच भाथाग्रोमें घ्िद्ध किया है । 

तथ्यप्रकाश-- १- पुद्गलद्रव्यको जीवमें स्वयं बद्ध व कमंभावसे स्त्रयं परिणत न 
माननेपर पुद्गलद्रव्य अपरिणामि बन बैठेगा । २- यदि पुद्गलद्रव्यकर्मको भ्रपरिणामी माना 
जायगा तो संसारके अ्रभावका प्रसंग हो जायगा । ३- कर्मरूपसे श्रपरिणत पुद्गलद्र व्यकों जीव 
परिणम। देगा ऐसा यों नही हो सकता कि जो परिणाम व सके उसे तिमित्तरूयसे भी कोई 
परिणमा नहीं सकता । ४- यदि स्वयं परिणमते पुदूगलकर्मको जीव परिणमा देगा यह माना 
जाय तो जब पुदूगल परिणम रहा तो इसमें दूसरेकी भपेक्षा नहीं, दूसरा निमित्तमात्र हो 
होता । ५- पुदुगलद्रव्य स्वयं परिणामस्वभाव है वह ज्ञानावरणादि कमंरूप हो जाता है। 
६- निमित्तनैमित्तिकभाव व वस्तुस्वातंत्रय इन दोनोंका एक साथ होनेमें विरोध नही है । 

सिद्धान्त-- १-पुदुगलद्रव्य कर्मूपसे श्रकेला परिणमता है दूसरेको लेकर नही । २- 
जीवपरिणाम व कर्ंपरिणामका परस्पर निर्मित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है, कंतृ कमंत्वसंबंध नहीं । 

दृष्टि - !-प्रशुद्धतिश्वयवनय (४७) । २-उपाधिसापेक्ष प्रशुद्ध द्रव्याधिकनय (२४) । 





२३४ समयसार 


णादिकमं स्यात्‌ । इति सिद्ध पुदुगलद्रव्यस्थ परिणामस्वभावत्वं । स्थितेत्यविध्ना खलु पुद्गल- 
स्य स्वभावभूता परिणामशक्ति: तस्यां स्थितायां स करोति भाव यमात्मनस्तस्य स॒ एब 
कर्ता ॥६४॥ ॥ ११६-१२० ॥। 


अन्य पुरुष एक० । कर्मभावेन-तृ ० ए० । पुद्गल-प्र० ए० । द्रव्यमु-प्र० ए०। जीव.-प्र० ए० । कर्म-द्वि० 
एक ० । कमंत्व-द्वि० ए० या क्रियाविशेषण अव्यय । इति-अव्यय । मिथ्या-अभ० । नियमातृ-पच्मी एक० | 
कर्मपरिणतं, कर्भ-प्र० ए० | भवति-वर्तमान लट अन्य पुरुष एकवचन क्रिया ॥ ११६-१२० ।॥। 

प्रयोग--पुद्गलद्र॒व्य स्वयं परिणमनस्वभाव है उसको जीवपरिणाम निमित्तमात्र है 
किन्तु जीव उसे करता नही है, ऐसा जानकर पुदगलसे भिन्न निज परमात्मतत्त्वकी उपासना 
करनेका पौरुष करना ॥ ११६-१२० ॥। 

अरब जीवद्रव्यका परिणामित्व सिद्ध करते हैं-सांख्यमतानुयायी शिष्यसे श्राचार्ये 
कहते है कि हे भाई [तब ] तेरी बुद्धिमें [यदि] यदि [एथब जीवः:| यह जीव [कर्मरिण ] 
कर्ममे [स्वयं ] स्वयं [बद्ध: न | बेंधा नही है और [ फ्रोधादिभिः | क्रोधादि भावंसे [स्वयं] 
स्वयं [न परिर्सति ] नहीं परिणमत्ा [तदा] तो [श्रपरिशामी | वह जीव अपरिणामी 
[भवति] प्रसक्त होता है [जीवे] भ्रोर जीवके [फ्रोधादिभिः भावष॑: | क्रोधादि भावों द्वारा 
[स्वयं अपरिणममाने | स्वयं परिणत न होनेपर [संसारस्य अभाव: ] संसारका ग्रभाव [ प्रस- 
ज्यते] प्रस्त हो जायगा [वा] अ्रथवा [सांख्यसमय: | सांख्यमत प्रसक्त हो जावेगा । यदि कोई 
कहे कि [पुदूगलकर्म| पुद्गलकम जो [क्रोध:] क्रोध है वह [जीव] जीवको [क्रोधत्वं | 
क्रोधभावरूप [परिशमयति | परिणमाता है तो [स्वयं अपरिणममानं | स्वयं न परिणत हुए 
[तिं] जीवको [क्रोधः | क्रोधकर्म [कर्थ नु] केसे [परिस्यामयति] परिणमा सकता है ? [अथ] 
यदि [ते एवा बुद्धिः] तेरी ऐसी समम है कि [ श्रात्मा | प्रात्मा [स्वयं | भ्पने झाप [ क्रोध- 
भावेत ] क्रोधभावसे [परिणमते] परिणमन करता है तो [फ्रोषः] पुदगलकमंरूप क्रोध 
[जीव] जीवको [ 'ोधत्व ] क्रोधभावरूप [परिरणामयति | परिणमाता है [इति मिथ्या] ऐसा 
कहना मिथ्या ठहरता है । इसलिये यह सिद्धान्त है कि [ क्रोधोपयुक्तः | क्रोधमे उपयुक्त अर्थात्‌ 
जिसका उपयोग क्रोधाकाररूप परिणमता है, ऐसा [आत्मा] प्रात्मा [क्रोधः | क्रोध हो है 
[मानोपयुक्तः | मानसे उपयुक्त होता हुआ [सान:] मान ही है, [माउवजुत्तो] मायासे उपयुक्त 
[माया ] माया ही है [च| और [लोभोपयुक्तः | लोभसे उपयुक्त होता हुआ [लोभः] लोभ 
ही [भवति] है । 

टोकार्थं--जीव क्ममे स्वयं नही बेचा हुआआ क्रोधादि भावसे झ्राप नहीं परिणमे तो 
बह जीव वास्तवमे झपरिणामी ही सिद्ध होगा | ऐसा होनेपर संसारका अ्रभाव श्राता है भ्रथवा 





कत्‌ कर्माधिकार २३५ 
जोवस्य परिशामित्वं साधवति--- 

ण्‌ सय॑ वद्धों कम्मे श्‌ सयं परिणमदि कोहमादीहि। |» 
जह एस तुज्क जीवो अपरिणामी तदा होदी ॥१२१॥ 
अपरिणमंतम्हि सय॑ जीवे कोहादिएहिं भावेहिं। 
संसारस्स अभावो पसज्जदे खसमओो वा ॥१२२॥ 
पुग्गलकम्म॑ कोहो जीव परिणामएदि कोहत्तं । 
त॑ सयमपरिणमंतं कहं शु परिणामयदि कोहो ॥१२३॥ 
अह सयमप्पा परिणमदि कोहभावेण एस दे बुद्धी । 
कोहो परिणामयदे जीव॑ कोहत्तमिदि मिच्छा ॥१२४॥ 
कोहुवजुत्तो कोहो माणुवजुत्तो य माणमेवादा । 
माउवजुत्तो माया लोहुबजुत्तो हवदि लोहो ॥१२४॥ 

कर्समें स्वयं न बंधा, न वह स्वयं क्रोधरूप परिणशामता । 

आत्मा यदि यह मानो, जीव अपरिरामि होवेगा ॥१२१॥ 

यह जीव स्वयं क्रोधा-दिक भावोंसे न परिणमे तब तो । 

भवका अभाव होगा, सांख्यसमयको प्रसक्ति भी होगी ॥१२२॥ 

. नामसंज्ञ ण, सय, बद्ध, कम्म, ण, सय, कोहमादि, जइ, एत, तुम्ह, जीव, अप्परिणामि, तदा, 
अपरिणमत, सं, जीव, कोहादिअ, भाव, संसार, अभाव, सखसमअ, वा, पुग्गलकम्म, कोह, जीव, कोहत्त, 
ते, सं, अपरिणमंत, कहें, खु, कोह, अह, सय, अप्प, कोहभाव, एत, तुम्ह, बुद्धि, कोह, जीव, कोहत्त, 
इदि, मिच्छा, कोहुवजुत्त, कोह, माणुवजुत्त, य, माण, एवं, अन्त, माउवजुत्त, माया, लोहुवजुत्त, लोह। 
कोई ऐसा तर्क करें कि पुद्गलकर्म क्रोधादिक ही जीवकों क्रोधादिक भावसे परिणामाते है इस 
लिये संसारका अ्रभाव नही हो सकता । ऐसा कहनेमे दो पक्ष पृष्टव्य हैं कि पुदूगलकर्म क्रोधा- 
दिक श्रयने आप अपरिंणमते जीवको परिणमाते हैं या परिणमतेको परिणमाते हैं ? प्रथम तो 
जो भ्राप नही परिणमता हो, उसमें परके द्वारा कुछ भी परिणमन नहीं कराया जा सकता है 
क्योंकि झ्रापमें जो शक्ति नहीं, वह परके द्वारा नही की जा सकती तथा जो स्वयं परिण- 
मता हो, वह भन्य परिणमाने वाले की भ्रपेक्षा नही करता, क्‍योंकि बस्तुकी शक्तियाँ परकी 
प्रपेक्षा नही करती । इसलिये यह सिद्ध हुआ कि जीव परिणमन स्वभाव वाला स्वयमेव है । 
ऐसा होनेपर जैसे कोई मंत्रसाधक गरुडका ध्यान करता हुप्रा याने उस गरुडभावरूप परिणत 








२३६ समयसार 


ऋ्रोधादिकर्म पुदगल, जीवको कर्मरूप परिरामावे । 
स्वयं अपरिस्मतेको, केसे विधि परिरशामा देगा ॥१२३॥ 
यदि यह आत्मा वस्तु, स्वयं हि परिणमे क्रोधमावोंसे । 
तो कर्म परिणमाता, आत्माकों कर्म यह मिथ्या ॥१२४॥ 
ऋ्रोधोपयुक्त झ्रात्मा, फ्रोध तथा मान समान उपयोगी । 
मायोपयुक्त माया, लोभ तथा लोभ उपयोगो ॥॥१२५॥ 
न स्वय बद्ध कर्मण न स्वय परिणमते क्रोधादिभि: । यद्येषः तब जीवो:परिणामी तदा भवति ॥१२१॥ 
अपरिणममाने स्वय जीवे क्रोधादिभि भावें: । संसारस्याभाव: प्रसज्यते साख्यसमयों वा ॥१२२॥ 
पुद्गलकर्म क्रोधो जीव परिणामयति क्रोधत्वं | त स्वयमपरिणममान कथं नु परिणामयति क्रोध, ॥१२३॥ 
अथ स्वयमात्मा परिणमते क्रोधभावेन एषा ते बुद्धि, । कोध- परिणामयति जीव क्रोधत्वमिति मिथ्या । 
क्रोधोपयुक्त क्रोधों मानोपयुक्तश्च मान एवात्मा । मायोपयुक्तो माया लोभोपयुक्तो भवति लोभ: ॥१२५॥ 
यद्दि कर्मणि स्वयमबद्ध: सन्‌ जीवः क्रोधादिभावेव स्वयमेव न परिणमेत तदा स 
किलावरिणाम्पेव स्थात्‌ । तथा सति संसाराभावः । भ्रथ पुद्गलकमंक्रोधादि जोव॑ क्रोधादिभा- 
वेन परिणशामर्यात ततो न संसाराभाव इति तक: । कि स्वयमपरिणाममानं परिणशाममान वा 
_धातुसंश-परि-नम नम्रीभावे, हो सत्ताया, प-सज्ज समवाये, हव सत्तायां । प्रकृतिशब्द--न, स्वय, बढ, 
कर्मन्‌, न, स्वय, क्रोधादि, यदि, एतत्‌, युष्मदू, जीव, अपरिणामिन्‌, तदा, अपरिणममान, स्वय्र, जीव, 
ऋधादि, भाव, समार, अभाव, सांख्यसमय, वा, पुद्गलकर्मत्‌, क्रोध, जीव, क्रोधत्व, ततू, स्वय, अपरिणम- 
मान, कथ, नु, क्रोध, अथ, स्वय, आत्मनू, क्रोधषभाव, एतत्‌, युष्मद्‌, बुद्धि, क्रोब, जीव, क्रोधत्व, इति, 
मिथ्या, क्रोधोपयुक्त, क्रोध, मानोपयुक्त, च, मान, एवं, आत्मन्‌, मायोपयुक्त, माया, लोभोपयुक्त, लोभ । 





हुम गरुड ही है, उसी भांति यह जीवात्मा प्रश्नानस्वभाव क्रोधादिरू्प परिणत उपयोगरूप 
हुआ स्वयमेव क्रोधादिक ही होता है । इस प्रकार जोवका परिणामस्वभाव होना सिद्ध हुआ्ना । 
सावाथं-- जीव परिणामस्वभाव है । जब श्रपता उपयोग क्रोाघादिरूप परिणमता है, तब स्वयं 
ऋक्रोधादिरू्प ही होता है। 

प्रव इस भ्रर्थथा कलशरूप काव्य कहते है स्थितेति-- इत्यादि । श्रर्थ---इस प्रकार 
जीवके प्रपने स्वभावसे ही हुई परिणमनशक्ति निर्विष्त सिद्ध हुई। उसके सिद्ध होनेसे यह 
जीव श्रपने जिस भावको करता है उसीका वह कर्ता होता है । 

प्रसंगविवरण--प्रनन्तरपूर्व गाथा पंचकमे वुद्गलद्रव्यका स्वयं परिणामित्व बताया 
गया था । भ्रब इस गाथा पंचकमें जीवका स्वयं परिणामित्व बताया गया है । 

तथ्यप्रकाश-- १- जीवको कमेमें स्वयं बद्ध व क्रोधादिभावसे परिणत न माननेपर 
जीव अ्रपरिणामी बन बँठेगा । २- यदि जीवको ग्रपरिणामो माना जायगा तो संसारके प्रभाव 


क॒तु कर्माघिकार २३७ 


पुदुगलकम॑ क्रोधादि जीव॑ क्रोधादिभावेन परिणामयेत्‌ ? न तावत्स्वयमपरिणममान: परेण 
परिणामयितुं पार्येत, न हि स्वतोउसती शक्ति: कतु मन्येन पायेते । स्वयं परिणममानस्तु न परं 
परिणमयितारमपेक्षेत । न हि वस्तुशक्तयः परमपेक्षंते । ततो जीव: परिणामस्वभाव: स्वयमे- 
वास्तु तथा सति गरुडध्यानपरिणतः साधक: स्वयं गरुड इवाज्ञानस्वभावक्रोधादिपरिणतोपयोग. 
स एवं स्वयं क्रोधादिः स्थादिति सिद्ध जीवस्य परिणामस्वभावत्व॑ ॥१२१-१२५ ॥ 


मूलधातु- बन्ध बन्धने, परि-णम प्रह्॒त्वे, ऋ्रध क्रोधने, भू सत्तायां, सं-सू गतौ, प्र-पज्‌ सजद्भ , सम्‌-अय गतौ, 
पूरी आप्यायने, गल ख्रवणे, बुध अवबोधने, उप-युजिर्‌ योगे, मान पूजाया भ्वादि चुरादि, लुभ गाध्यें 
दिवादि, लुभ विमोहने तुदादि । पदविवरण-- न, स्वयं-अव्यय । बद्ध -प्रथमा एक० । कर्मणि-सप्तमी ए०। 
बरिणमते-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन क्रिया। क्रोधादिभि:-तृतीया बहु०। यदि-अव्यय । एब.- 
प्र० ए०। तब-पप्ठी एक० | जीव , अपरिणामी-प्र० ए०। तदा--अव्यय । भवरति-वर्तमान लट अन्य 
पुरुष एकबचल क्रिया । अपरिणममाने, जीवे-सप्तमी एक० । क्रोधादिभि -तृतीया बहु० । भावे.-तृ० ब०। 
ससारस्य-पप्टी एक० । अभावः-प्र ० ए०। प्रसज्यते-वततमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० । साख्यसमय'-प्र० 
ए० | वा-अव्यय । पुदूगलकर्म, क्रोध.-प्र० ए० | जीव-द्वितीया एक०। परिणामयति-वरतंमान लट्‌ अन्य 
पुरुष एकवचन णिजत क्रिया। कोधत्व-प्र० ए० या क्रियाविशेषण क्रोधत्व यथा स्यात्तथा | त-द्वि० ए०। 
अपरिणममान-द्वि० एक ० । कथ, नु-अव्यय । परिणामयति-बतं ० लट्‌ अन्य ० एक० । क्रोध:-प्रथमा एक० । 
अथ-अव्यय । आत्मा-प्र० ए० । परिणमते-वर्तमान० अन्य ० एक० । क्रोधभावेन-तुृ ० ए० । एपा-प्र० ए० 
सत्रीलिज्ञ । ते-पप्ठी एक० । बुद्धि,, क्रोध-प्र० ए०। परिणामयति-वर्तमान० अन्य० एक० । जीव-द्वि ० 
एक० कर्मकारक । क्रोधत्व-द्वि ० ए० या क्रियाविशेषण क्रोधत्वं यथा स्थात्तथा । करेधोपयुक्त', क्रोध:, मानो- 
पयुक्त -प्र«» ए० | च-अव्यय । मान:-प्र० ए०। एब-अव्यय । आत्मा, मायोपयुक्त:, माया, लोभोपयुक्त - 
प्र० एक० । भवति-वर्तमान लट्‌ अन्य० एक० । लोभ:-प्रथमा एकवचन ।॥| १२१-१२५ ॥। 


का प्रसंग भरा जावेगा । ३- न परिणमते हुए जीवको क्रोधादि प्रकृतिकर्म परिणमा देगा ऐसा 
यो नहीं हो सकता कि जो परिणम न सके उसे निमित्तरूपसे भी कोई परिणमा नहीं सकता 
४-यदि स्वयं परिणमते जीवको क्रोधादिकर्म परिणमा देगा यहु माना जाय तो जब जीव परि- 
णम रहा तो इसमें दूसरेकी भ्रपेक्षाकों जरूरत नही, दूसरा निमित्तमान्र हो होता । ५- जीव 
परिणामस्वभाव रवयं है वद्द अज्ञानस्वभावक्रोधादिपरिणतोपयोग होता हुआ स्त्रयं क्रोधादि 
हो जाता है । ६- निमित्तनैमित्तिक भाव व बस्तुस्थातंत्र्य दोनोंका एक साथ होनेमें विरोध 
नही है । 

सिद्धांत-- १-जीव क्रोधादिपरिणतोपयोग श्रकेला होता है दूसरेको लेकर नही । २- 
ऋक्रोधादिकरम प्रकृतिका विपाकोदय होनेपर भ्रशुद्धोपादान जीव स्वयं विकाररूप परिणम जाता है । 

हृष्टि--- १- भ्रशुद्धनिश्वयनय (४७) । २- उपाधिसापेक्ष प्रशुद्धद्रव्याथिकनय (२४) । 

प्रयोग-- भ्रात्मा स्वयं परिणामस्वभाव है उसको क्रोधादिकर्म निमित्तमान्न है, किन्तु 








र्३८ समयसार 

तथाहि--- 
ज॑ कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स कम्मस्स । 
णाणिस्स स णाणमओ्ओो अण्णाणमओ अणाणिस्स ॥१२६॥ 


भ्रात्मा जो भाव करे, होता वह उस भावका कर्ता । 
ज्ञानमय माव बुधका, प्रत्तानमसय हि अबुधका है ॥१२६।॥ 
य॑ करोति भावमात्मा कर्ता स भवति तस्य कर्मण: । ज्ञानिनः स ज्ञानमयोंउज्ञानप्योज्ञानित: ॥१२६॥ 
एबमयमात्मा स्वयमेव परिणामस्वभावोषि यमेव भावमात्मनः करोति तस्यैव कमंता- 
मापद्यमानस्य कतृ त्वमापथेत । स तु॒ज्ञानिनः सम्यकस्वपरविवेकेनात्यंतोदितविविक्त!त्मख्या- 
णि । धातुसंज्ञ-कुण करणे, हो सत्तायां । प्रकृतिशब्द--यत्‌, भाव, आत्मन्‌, के, ततू, ततू, कर्मन्‌, ज्ञानिन्‌, 
ततू, ज्ञानमय, अज्ञानमय, अज्ञानिनु। मूलधातु-डुकृजअ करणे, अत सातत्यगमने, भू सत्ताया, ज्ञा अवबो- 
धने | पदविवरण--यं-द्वितीया एकबचन | करोति-वर्तमान लट अन्य पुरुष एकबचन। भावं॑-द्वि० एक० 








क्रोधादिकर्म जीवपरिणामको करता नहीं, श्रतः कायरताका कोई प्रसंग नहीं ऐसा जानकर अपने 
ग्रविकार सहज ज्ञानमात्र स्वरूपको निरखकर निजस्वरूपमें ही दृष्टि रखनेका पौरुष करना । 
॥ १२१-१२५ ॥] 

श्रव उक्त अ्रथंक्रों लिकर भावोंका बिशेषकर कर्ता कहते है--|[ श्रात्मा ] ग्रात्मा [य॑ं 
भाव॑ ] जिस भावकों [करोति] करता है [तस्य कमंराः] उस भावहूप कर्मका [सः] वह 
[कर्ता] कर्ता [भवति] होता है। वहाँ [ज्ञानिनः | ज्ञानीके तो [सः] वह भाव [ज्ञानमयः ] 
ज्ञानमय है और |प्रज्ञानिन:] प्रज्ञानीके [अज्ञानमय: | प्रज्ञानमय है । 

टीकार्थ--इस प्रकार यह श्रात्मा स्वश्रमेव परिणमनस्वभाव वाला होनेपर भो जिस 
भावको अपने करता है, कमंत्वको प्राप्त हुए उस भावका ही कर्तापना प्राप्त होता है। सो वह 
भाव ज्ञानीका ज्ञानमय ही है, क्योंकि उसको अ्रच्छी प्रकारसे स्व-परका भेदज्ञान हो गया है, 
जिससे सब परद्रव्य भावोंसे भिन्न भ्रात्माको ख्याति ग्रत्यन्त उदित हो गई है । परंतु ग्रज्ञानी 
के भ्रज्ञानमय भाव ही है, क्योंकि उसके भलो-भांति स्वपरके भेदज्ञानका प्रभाव होनेसे भिन्न 
प्रात्माकी खुयाति श्रत्यंत अ्त्त हो गई है । भावार्थ--ज्ञानीके तो अपना परका भेदज्ञान हो 
गया है इसलिये ज्ञानोके तो प्रपने ज्ञानमय भावका हो कतृ त्व है, किन्तु भ्रज्ञानीके प्रपना पर 
का भेदज्ञान नही है इस कारण भ्रज्ञानमय भावका ही कतृ त्व है । 

प्रसंगविबरण--प्रनन्तरपूर्व. गाथापंचकरमें जीवकों परिणामी सिद्ध करते हुए प्रसिद्ध 
किया था कि जीव श्रपने जिस भावकों करता है उसीका कर्ता होता है। सो उसी स्वकतृ त्व 


कतु कर्माघिकार २३६ 


तित्वात्‌ ज्ञानमय एवं स्यात्‌ । भ्रज्ञानिनस्तु सम्यक्स्वपरविवेकाभावेनात्यंतप्रत्यस्तमितविविक्ता- 
त्मख्यातित्वादज्ञानमय एवं स्यात्‌ ॥१२६।। 


करमंकारक । आत्मा-प्रथमा एकवचन कतृ कारक । कर्ता, सः-प्र० ए०। भवत्ति-वरतमान लट्‌ अन्य पुरुष 
एक» क्रिया । तस्य, कर्मण', ज्ञानिन:-षष्ठी एकवचन । सः, ज्ञानमय:, अज्ञानमयः-प्र ० ए०। अज्ञानिन - 
घष्ठी एकवचन ॥। १२६ ॥ 





नकल लिन ++न-ननत तल लीय।।ख नी+य नीली न लनल-++++झ+ज>ी नी सतत नली ततत++++ततव3+3+त++>-+न+त न ++ततनत++ 


का स्पष्टीकरण इस गाथामे किया है । 

तथ्यप्रकाश-- १-आ।त्मा अपने जिस भावकों करता है उस कर्मका (जीवपरिणामका) 
कर्ता होता है। २-ज्ञानोके स्वपरविवेक्र होनेके कारण हृश्मिं सर्वंतरविविक्त ग्रात्माकों 
ख्याति होनेसे ज्ञानमय हो भाव होता है । ३-घश्रज्ञानीके सही स्वपरविवेक न होनेके कारण 
विविक्‍त ग्रात्माकी ख्याति (प्रतोति) न होनेसे अज्ञानमय ही भाव होता है । 

सिद्धान्त-- १-स्वपर विवेकपूर्वंक स्वभावहष्टि होनेसे ज्ञानीके ज्ञानमय भाव होते है । 
२-स्वप रविवेक न होनेके कारण स्वभावहष्टि प्रस्त रहनेसे श्रन्नानीके ग्रज्ञानमय भाव होते है । 

हृष्टि--!- शभ्पूर्णो शुद्धनिश्ववनय (४६ब) । २- भ्रशुद्धनेश्ववनय (४७) । 

प्रयोग--ज्ञान मयभावकों स्वभावभाव व निराकुल जानकर उसकी कारणभूत अवि- 
कारज्ञानस्वभावहृष्टि रखनेका पौरुष करना ॥१२६।। 

ज्ञानमय भावसे क्‍या होता है और भ्ज्ञानमय भावसे कया होता है, श्रब यह कहते 
है-- [ श्रज्ञानिनः | ग्रज्ञानीका | भ्रज्ञानमयः] भ्रज्ञानमय [भावः] भाव है [तिन] इस कारण 
[कर्मारिण ] अ्ज्ञानी कर्मोको [करोति] करता है [तु] भौर [ज्ञानिनः ] ज्ञानोके [ज्ञानमयः ] 
ज्ञाननय भाव होता है [तस्मात्त | इसलिये वह ज्ञानी [कर्मारिप] कर्मोको [न] नहीं 
[करोति| करता । 

टीकार्थ--श्रज्ञानीके अच्छी प्रकार स्वपरका भेदज्ञान न होनेसे विविक्त गआ्रात्माको 
ख्याति अत्यंत अस्त हो जानेके कारण श्रज्ञानमय हो भाव होता है। उस भ्रज्ञानमय भावक्े 
द्वोनेपर प्रात्माके श्रौर परके एकत्वका श्रध्यास होनेसे ज्ञानमात्र प्रपने श्रात्मस्वरूपसे भ्रष्ट हुप्ना 
परद्रव्यस्वरूप राग-द्वेषके साथ एक होकर भ्रहकारमें प्रवृत्त हुआ्ना प्रज्ञानी ऐसा मानता है कि 
मैं रागी हूं, द्ेपी हु! इस प्रकार वह रागी द्वेषी होता है। उस रागादि स्वरूप प्रज्ञानमय भाव 
से श्रज्ञानो हुआ परद्रव्यस्वरूप जो राग-हेष उन रूप भ्रपनेकी करता हुम्रा कर्मोको करता 
है। और ज्ञानीके श्रच्छी तरह अ्रपना परका भेदज्ञान हो गया है इसलिये जिसके भिन्न श्रात्मा 
की प्रकटता-- ख्याति! श्रत्यंत उदित हो गई है, उस भावके कारण ज्ञानमय ही भाव होता 
है । उस भावके होनेपर भ्रपने व परको भिन्नपनेका ज्ञान भेदज्ञान होनेसे ज्ञानमात्र श्रपने 


२४० समयसार 

कि जशानसयभावात्किसज्ञानमयाजूवतीत्याहु--- 
अणप्णाणमश्रो भावो अणाणिणो कुणदि तेण कम्माणि । 
णाणमथ्रो णाणिस्स दु ण॒ कुणदि तहा दु कम्माणि ॥१२७॥ 


भाव अज्ञानमय है, अज्ञानोक्ों सु कर्मका कर्ता । 
ज्ञानमय भाव बुधका, सो नह वह कर्मका कर्ता ॥१२७॥ 
अज्ञानमयों भावोथजानित. करोति तेन कर्माणि । ज्ञानमयों ज्ञानिनस्तु न करोति तस्मात्तु कर्माणि ॥ ११७॥ 
ग्रज्ञानिनों हि सम्यक्स्वपरविवेकाभावेनात्यंतप्रत्यस्तमित॒विविक्‍तात्मख्यातित्वाद्यस्माद- 
ज्ञानमय एवं भाव: स्थात्‌ तस्मिस्तु सति स्वपरयोरेकल्वाध्यासेन ज्ञानमात्रात्स्वस्मात्प्श्रष्ट: परा- 
भयां रागद्व पाभ्यां सममेकीभूय प्रवलिताहुकार: स्वयं किलेषोहं रज्ये रुष्यामीति रज्यते रुष्यति 
च तस्मादज्ञानमयभावादज्ञानी परो राणगद्वेषावात्मानं कुबंनू करोति कर्माणि। ज्ञानिनस्तु 


नामसंज्ञ- अप्णाणमअ, भाव, अणाणि, त, कम्म, णाणसअ, णाणि, दु, ण, त, दु, कम्म | धातु- 
संज्ञ-कुण करणे । प्रकृतिशब्द--अज्ञानमय, भाव, अज्ञानिन्‌, तत्‌, कर्मन्‌, ज्ञानमय, ज्ञानिन, तु, न, ततू, 


बन ५ निवनिनननतल-७०%-ीलत.3+ नी -लनननननिलनीनान+न+>+«+ननननम-नन नमन मनन - 3 निननननन- सन न+न-न»3ननन-+- नी नन-म-++ नमन मनन 333 नानिनन मनन 4 नाक न+क4++क बनना नाम मनन नितिन जन ननन+ >मानव नितिन ननिननिन पल 2. 


प्रात्मस्वरूपमें ठहरा हुप्ना वह ज्ञानी परद्रव्यस्वरूप राग-द्वेषोंसे पृथर्भूत हो जानेके कारण 
ग्रपने रससे ही परमें भ्रहंकार निवृत्त हो गया है, ऐसा हुश्रा निश्चयसे केवल जानता ही है, 
राग-हेषरूप नहीं होता । इसलिये ज्ञानमय भावसे ज्ञानी हुआ परद्रव्यस्वरूप जो राग-द्वेष उन 
रूप आत्माको नही करता हुग्ला कर्मोंको नहीं करता है। भावाथं-इस प्रात्माके क्रीधा- 
दिक मोहकी प्रकृतिका उदय श्रानेपर उसका अपने उपयोगमे रागद् षरूप मलिन स्वाद ग्राता 
है, सो मोही जीव भेदज्ञानके बिना ग्रज्ञानी हुप्ना ऐसा मानता है कि यह रागद् षमय मलिन 
उपयोग ही मेरा स्वरूप है, यही मैं हूं, इस प्रकार श्रज्ञानरूप श्रहंकारसे ग्राच्छन्न हुआ्ना प्राणी 
कर्मोको बांधता है। इस प्रकार प्रज्ञानमय भांवसे कर्मंबंध होता है शोर जब ऐसा है कि 
ज्ञानमात्र शुद्ध उपयोग तो मेरा स्वरूप है, वह मैं हुं. तथा रागद्व प हैं वे कमंके रस हैं, भेरे 
स्त्ररूप नही है, ऐसा भेदज्ञान होनेपर ज्ञानी होता है, तब प्रपनेकोी रागद्वष भावरूप नही 
करता, केवल ज्ञाता ही रहता है, तब कमंकी नही करता । 

प्रसंगविवरण--प्रनन्तरपूर्व गाथामें बताया गया था कि ज्ञानीके ज्ञानमय भाव होता 
है झोर भ्रज्ञानोके भ्रज्ञानमय भाव होता है। अझ्ब इस गाथामें उससे संबंधित इस जिज्ञासाका 
समाधान किया गया है कि भ्रज्ञानमयभावसे क्‍या होता है भ्रौर ज्ञानमयभावसे क्‍या होता है ? 

तथ्यप्रकाश -- १- भ्रज्ञानोके सम्यक स्वपरविवेक नहीं होता है । २- स्वपरविवेक न 
होनेसे एकत्वविभकत आत्माकी हृष्टि नहीं बनती । ३- एकत्वविभवत प्रात्माकी दृष्टि न होनेसे 








कतु कर्माधिकार २४४ 
सम्पक्स्वप रविवेकेनात्यंतोदिताविविक्तात्मस्यातित्वाद्यस्माद्‌ ज्ञानमय एवं भाव: स्यात्‌ तस्मिस्तु 
सति स्वपरयोगनित्वविज्ञानेन ज्ञानमात्रे स्वस्मिन्सुनिविष्ट: पराभ्यां रागद्वेषाम्पां पृथग्भूततया 
स्ब॒रसत एवं निवृत्ताहंकार: स्वयं किल केवल जानात्येव न रज्यते न च रुष्यति तस्माद ज्ञान- 
मयभावाद्‌ ज्ञानी परी रागद्वेषावात्मानमकुवंन्न करोति कर्माणि । ज्ञानमय एवं भाव: कुतो 
भवेद्‌ ज्ञानिनों न पुनरन्य: । अ्ज्ञानमयः सव्वः कुतोयमज्ञानिनों नान्‍्य: ॥६६।॥। ॥ १२७ 0 

तु, कमंन्‌ । भुलधातु--शा अवबोधने, डुकृत्र्‌ करणे। पदविवरण--अज्ञानमयः, भाव:-प्रथमा एकवचन । 
अज्ञानिन:-षष्ठी एक० | करोति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एकबचन क्रिया। तेन-तृतीया एक० । कर्माणि- 


द्वितीया बहु० । ज्ञानमय:-प्र० ए०। ज्ञानिन.-षष्ठी एकवचन | तु, न-अव्यय | करोति-वर्तमान अन्य० 
एकवचन । तस्मातु-पंचमी एकवचन हेत्वर्थे | तु-अव्यय । कर्माणि-द्वितीया बहुबचन ॥१२७॥ 





2 अत निकल 


अशोनमय भाव होता है | ४- प्रज्ञानमयभाव होनेपर स्व-परमें एकत्वका प्रध्यास होता है । 
४-स्वपरमें एकत्वका प्रध्यास होनेसे ज्ञानमात्र स्वसे अष्ट रहता है। ६- ज्ञानमात्र स्वसे अ्रष्ट 
रहनेसे परद्रव्यस्वरूप रागद्वेषके साथ एकरूप श्रनुभव होता है | ७- रागढेंष प्रकृतिमें एकूपः 
प्रनुभव होनेसे श्रहंकार विकल्प बनता है। ८- प्रहंकार विकल्प बननेसे प्ज्ञानी भ्रपने श्रात्मा 
को परद्रव्यस्वरूप रागद्रेषमय करता हुप्रा कर्मोको करता है। €- ज्ञानोके सम्यक्‌ स्व-पर 
विवेक होता है । १०- स्व-परविवेक होनेसे एकत्वविभक्त भ्रात्माकी दृष्टि रहती है। ११- 
एकत्वविभक्त प्रात्माकी दृष्टि रहनेसे ज्ञानमय भाव होता है। १२- ज्ञानमय भाव होनेपर स्वृ- 
परकी भिन्नताका बोध संस्कृत रहता है । १३- स्वपरको भिन्नताका बोध संस्कृत रहनेसे ज्ञान- 
मात्र स्वमें ठहरना होता है। १४- ज्ञानमात्र स्वमें ठहरना होनेसे परद्रव्यस्वरूप रागद्वेषसे 
पृथक रहनेसे स्व॒रसतः ही उनमे अहंकार नहीं होता है, भ्रहंकार निवृत्त हो जाता है। १६- 
प्रद्रब्यस्वरूप राग द्वेषमें भ्रहुंकार नष्ट हो जानेसे ज्ञानी मात्र जानता हो है वह रागद्वेषरूप 
प्रपनेको नहीं कर सकता । १७- रागद्वेषहूप न होनेसे ज्ञानी कर्मोको नही करता है । 
ह सिद्धान्त-- १- भज्ञानीके झज्ञानमय भाव होता है। २- प्रज्ञानमयभावका निमित्त 
पाकर पुदुगलकार्माणद्रव्यमें कमंत्वका प्राख्व होता है। ३- ज्ञानीके ज्ञानमयभाव होता है । 
४- शानमयभावका निमित्त पाकर कार्माणद्रव्यमें संवरत्व होता है । 

हृष्टि-- १- भ्शुद्धनिश्वयनय (४७) । २- उपाधिसापेक्ष अशुद्धदव्याथिकनय (२४) । 
३>शुद्धनिश्वयनय (४६), भपू्ो शुद्धनिश्वयपनय (४६ब) । ४- शुद्धभावनापेक्ष शुद्धद्रव्याथिक 
तय (२४ब)। 

प्रयोग--शानमय भाव होनेपर बन्धन नहों होता तथा भव-भवके संचित कर्म भी 
झपना कमंत्व तज देते हैं बहु जानकर अविकार ज्ञानस्वरूपकी उपासनारूप ज्ञानमय भावना 


२४२- समयसार 


णाणमया भावाओं णाणमओ चेव जायदे भावों 
जम्हा तम्हा णाशिस्स सब्बे भावा हु णाणमया ॥१२८॥ 
अण्णाणमया भावा शरण्णाणो चेव जायए भावों । 


जम्हा तम्हा भावा अण्णाणमया अरणाशिस्स ॥१२६॥ 
ज्ञानमय भावसे तो, ज्ञान परिरयाम हो जनित होता । 
इस काररा ज्ञानीके, सारे परिशाम ज्ञानमय ही हैं ॥१२४८॥। 
भाव अज्ञानमयसे, होता भ्रज्ञानभाव इस कारण । 
श्रज्ञानी आत्माके, भावहि भ्रज्ञानमय होते ॥॥१२६॥ 
ज्ञानमयाड्रावाद्‌ ज्ञानमयरचेव जायते भाव: । यस्मात्तस्माज्ज्ञानिन: सर्वे भावा. खलु ज्ञानमया: ॥१२८॥ 
अज्ञानमयाड्भावादज्ञानइचैव जायते भाव: । यस्मात्तस्माड्धावादज्ञानमया अज्ञानिनः ॥१२९॥ 
यतो द्यज्ञानमयाउ्भधावाद्यः कश्चनापि भावों भवति स सर्वोप्यज्ञान मयत्वमन तिवतं॑मानौ- 
इश्ानमय एवं स्यात्‌ ततः सर्व एवाज्ञानमया श्ज्ञानिनों भावा:। यतश्च ज्ञानमयाद्भावाद 


नामसंज्ञ-णाणमअ, भाव, णाणमअ, च, एवं, भाव, ज, त, णाणि, सब्ब, भाव, दु, णाणमअ 
अण्णाणमज, भाव, अथ्णाणि, च, एवं, भाव, ज, त, भाव, अष्णाणमअ, अणाणि | धातुसंश--जा प्रादु- 
भवि । प्रकृतिशब्द-शानमय, भाव, ज्ञानमय, च, एव, भाव, यत्‌, तत्‌, ज्ञानिनु, सं, भाव, खलु, शानमय, 
अज्ञानमय, भाव, अज्ञान, च, एव, भाव, यत्‌, ततू, भाव, अज्ञानमय, अज्ञानिन्‌ | मुलधातु--जनी प्रादुभावे 
दिवादि, ज्ञा अवबोधने। पदविवरण - ज्ञानमयात्‌, भावात्‌ू-पचमी एकवचन । ज्ञानमय:-प्रथमा एकवचन । 





ही करना चाहिये ॥१२७॥। 
;ल्‍ भ्रब अगली गाथाके ग्रथंकों सूचनाका काव्य कहते है--ज्ञानमय इत्यादि। प्रर्थ--- 
ज्ञानीके तो ज्ञानमय ही भाव होते है श्रन्य नहीं होता यह क्‍यों ? औ्रोर भ्रज्ञानीके अजशानमय 
ही सब भाव होते हैं मय नहीं यह कैसे ? इसी प्रश्नकी उत्तररूप गाथा कहते हैं--[यस्माव॒] 
जिस कारण [ज्ञानमयातु भावात्‌ च] ज्ञानमय भावसे [ज्ञानमय एव] ज्ञानमय ही [ भाव: ] 
भाव [जायते] उत्पन्न होता है। [तस्मात्‌ | इस कारणा [ज्ञनिनः ] ज्ञानीके [खलु | निश्चय 
से [सर्वे मावाः:] सब भाव [ज्ञानमयाः ] ज्ञानमय हैं। ओर [यस्सात्‌] जिस कारण | झअनज्ञा- 
नमयात्‌ भावात्‌ क्ष] भ्रज्ञानमय भावसे [श्रज्ञान एव] भ्रज्ञानमय ही [भावः| भाव [जायते] 
उत्पन्त होता है [तरमात्‌| इस कारण | भ्रज्ञानिनः | प्रज्ञानीके | श्रज्ञानमयाः | प्रशानमय ही 
[भावाः ] भाव उत्पन्न होते हैं । 
तात्पयें--ज्ञानीके ज्ञानमय भाव होते है श्रोर ग्नज्ञानीके ऋज्ञानमय भाव होते हैं । 
टोकार्थ--जिस कारण निश्चयसे भ्रज्ञानमय भावसे जो कुछ भाव होता है, वह सभो 





कत्‌ कर्माधिकार २४३१ 


कश्चनापि भावों भवति स सर्वोपि ज्ञानमयत्वमनतिवतेमानों ज्ञानमम एवं स्यांत्‌ ततः सर्वे एब 


ज्ञानमया ज्ञानिनों भावा: । ज्ञानिनों ज्ञाननिवृत्ता: सर्वे भावा भवंति हिं। सर्वोप्यज्ञाननिवृ त्ता 
भवंत्यश्ञानिनस्तु ते ॥६७॥ ॥ १२५८-१२६ ॥ 





च, एव-अव्यय । जायतें-वर्तेमान लद अन्य पुरुष एकवर्चन क्रिया । भाव:-प्र० ए०। यस्मातू, तस्मातु- 
पंचमी एक० । ज्ञानिन:-षष्ठी ए०। सर्वे-प्र० बहु०। भावा:-प्र० बहु० | खलु-अव्यय । शञानमया:-प्रथमा 
बहु० । अज्ञानमयात्‌, भावातू-पंचमी एक० । अज्ञान:-प्रथमा ए० । जायते-वर्तेमान लट्‌ अन्य पुरुष एक०। 


भाव:-प्र० एक०। यस्मातू, तस्मात्‌ू-पंचमी एकवचन। भावा:, अज्ञानमया:-प्रथमा बहु०। अशानिनः:- 
बणष्ठी एकवचन ।। १९८-१२६ ॥॥ 











प्रशानमयपनेकी उल्लंघन नहीं करता हुम्रा प्रशानमय ही होता है; इसलिए श्रज्ञानीके सभी 
भाव भ्रज्ञानमय है । भौर जिस कारण ज्ञाननयभावसे जो कुछ भाव होता है, वह सभी ज्ञान- 
मयपनेको नही उल्लंघन करता हुआझा ज्ञानमय ही होता है, इसलिये ज्ञानोके सभी भाव ज्ञान- 
मय हैं । प्रब इसी प्रथंका कलशरूप काव्य कहते हैं--शानिनो इत्यादि | अर्थ--ज्ञानीके सभो 
भाव ज्ञानसे रचे हुए होते हैं भौर श्रज्ञानीके सभी भाव श्रज्ञानसे रचे हुए होते हैं । 

प्रसंगविवर्श--प्रनन्तरपुर्व गाथामें बताया था कि श्ज्ञानीके झज्ञानमय भाव होता 
है भझोर इससे वह कर्मको करता है तथा ज्ञानीके ज्ञानमय भाव होता है श्रोर इससे वह कर्म 
को नही करता । श्रब इस गाथामें बताया है कि ज्ञानीके ज्ञानमय हो भाव क्‍यों होता है श्रौर 
धज्ञानीके प्रशानमय ही भाव क्‍यों होता है ? 

तथ्यप्रकाश --१- भप्रश्ञानमय भावसे जो कुछ भी भाव होता है वह सब श्रज्ञानमयता . 
का उल्लंघन न करनेसे भ्रज्ञानमय ही भाव होता है। २- ज्ञानमयभावसे जो कुछ भी भाव 
होता है वह सब शानमयता का उल्लंघन न करनेसे ज्ञानमय ही होता है । 

सिद्धान्त-- १- ग्रज्ञानमय परभावको ग्रात्मा मानने वाले विकल्पसे श्रज्ञानमय भाव 
ही प्रकट होता है। २- ज्ञानघन भ्रन्तस्तत्त्वकी दृष्टि वालेके ज्ञानसंस्कृत ही भाव होता । 

हृष्टि--- १“ प्रशुद्धनिश्वयनयथ (४७) । २- छुद्धनिश्चयनय, प्रपुर्णा शुद्धनिश्वयनय 
(४६, ४६ब) । 

प्रयोग--मूलमें प्रविकार ज्ञानस्वभावका प्रालम्बन होनेसे ज्ञानमय भाव प्रकट होता | 
है सो प्रपना उपयोग प्नविकार ज्ञानस्वभावको दृष्टिमें रखनेका पोरुष करना ॥ १२८-१२६ ॥ | 

प्रव इस उक्त गायाथंकों ही दृशन्तसे हृढ़ करते हैं-- [यथा] जैसे |[कनकमयात्््‌ 
भावातु] सुबरणंमय भावसे [कुडलाबयः भावाः] सुबर्णमय कुंडलादिक भाव [जायंते| उत्पन्न 
होते हैं [हु] भोर [अपोभयात्‌ भावात्‌] लोहमय भावसे [क्रटकादयः | लोहमगी कड़े इत्या- 


फ््दड समंयसार 


अथेतदेव हृष्टातेन समर्थ यते - 
कशणयमया भावादों जायंते कुडलादयों भावा | 
अयमयया भावादों जह जायंते तु कडयादी ॥१३०॥ 
अण्ण|णमया भावा अणाणिणों बहुबिहा वि जाए॑ंते । 
णाणिस्प दु णाणमया सब्बे भावा तहा होंति ॥१३१॥ (युग्मम) 
स्वरांमयों पासासे, होते उत्पन्न कुण्डलादि विविध । 
लोहमयी उस्तूसे, होते उत्पक्ष लोहमयी ॥१३०७ के 
अज्ञानी आत्माके, होते अज्ञानभाव नानाबिध । 
५ ज्ञानी आत्माके तो, ज्ञानमयों माव ही होते ॥१३१॥ 
कनकमयाड्भरावाज्जायंते कूडइलादयो भावा'। अयोमयकाड्रावाद्यथा जायते तु कटकादय: ॥ १३० ॥॥ 
भज्ञानमया:द्रावादज्ञानिनों बहुविधा अपि जायंते । ज्ञानिनस्तु ज्ञानमया सर्वे भावास्तथा भवंति ॥ १३१॥ 
यथा खलु पुदुगलस्य स्वयं परिणामस्वभावत्वे सत्यपि कारणानुविधायित्वात्कार्याणां 
जबूनदमयाद्भावाज्नांबुनदजातिमनतिवतंमानाज्जांबूनदकुंडलादय एवं भावा भवेयुनं पुनः 
कालायसवलयादय: । कालायसमयाड्भधावाब्च कालायसजातिमनतिवतंमाना: कालायसबलयादय 
नामसंज्ू--कणयमअ, भाव, कुडलादि, भाव, अयमयय, भाव, जह, तु, कडयादि, अप्णाणमञअ, भाव, 
अणाणि, बहुविह, वि, णाणि, णाणमअ, सबव्ब, भाव, तह । घातु्सज्ष--जा प्रादुर्भावे, हो सत्ताया। 
प्रकृतिशब्द-- कणयमय, भाव, कुण्डलादि, भाव, अयोमयक, भाव, यथा, तु, कटकादि, अज्ञानमय, भाव, 
दिक भाव उत्पन्न होते हैं [तथा] उसी प्रकार [अज्ञानिनः | भ्रज्ञानीके [भ्रज्ञानमयात्‌ भावात्‌] 
प्रज्ञाममय भावसे [बहुविधा श्रपि] ग्रनेक तरहके [प्रज्ञानमया: भावा:] अ्रश्ञानमय भाव 
[जायंते] उत्पन्न होते है [तु] परन्तु [ज्ञानिनः] ज्ञानोके [सर्वे] सभो [ज्ञानमयाः भावाः | 
ज्ञानमय भाव [भवंति|] होते हैं । 
पु तात्पये-- प्रज्ञानीके शुभाशुभ भावोंमें प्रात्मबुद्धि होनेसे भ्रज्ञानमयभाव होते, ज्ञानीके 
: सहजज्ञानस्वरूपमे श्रात्मबुद्धि होनेसे ज्ञानमयभाव होते । 
टोकार्थ--जैसे कि पुदुगलद्रब्य स्वयं परिणामस्वभावी होनेपर भी जैसा कारण हो, 
उस स्वरूप कार्य होते हैं, प्रतः सुवरशंमय भावसे सुवर्शजातिका उल्लंघन न करने बाले होनेसे 
सुवरशंमय ही कुंडल आ्रादिक भाव होते हैं, सृवर्णंसे लोहमयी कड़ा भ्रादिक भाव नहीं होते । 
झोर लोहमय भावसे लोहकी जातिको उल्लंघन, न करने वाले लोहमय कड़े झ्रादिक भाव होते 
हैं, लोहसे सुवर्शमय कुण्डल भ्रादिक भाव नही होते, उसी प्रकार जीवके स्वयं प्रिणामस्व« 





कतु कर्माधिकार २४५ 


एवं भवेयुने पुनर्जाम्भूनदक्‌ंडलादय: | तथा जीवस्य स्वयं परिणामस्वभावत्वे सत्यपि कारणाबु- 
विधायित्वादेव कार्याणां प्रज्ञानिनः स्वयमज्ञानमयाद्धावादज्ञानजांतिमनतिवतं माना विविधा पअ्प्य- 


:अशानिन्‌, बहुविध, अपि, शानिन्‌, तु, ज्ञानमय, सर्व, भाव, तथा। भूलधातु-कुडि रक्षणे चुरादि, कटी 
गतौ (स्वार्थकः) जनी प्रादुर्भावे दिवादि, ज्ञा अवबोधने | पदविवरण--कनकमयात्‌, भावात्‌ू-पंचमी एक | 
 जाय॑ते-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष बहुबचन क्रिया । कुण्डलादय:, भावा:-प्रथमा बहु० । अयोमयकात्‌-पंचश्री 
एक ० ) भावातु-पं० एक० । यथा-अव्यय । जायंते-वर्तेसाल लट्‌ अन्य पुरुष बहुबचन क्रिया । कटकादय:-- 








अनार वो की कप कलम त मल अब लीक 


-भावरूप होनेपर भी “जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है” इस न्यायसे प्रज्ञानीके स्वय- 
मेव अ्रज्ञानमय भावसे भ्रश्ञानकों जातिको नहीं उल्लंघन करने वाले श्रनेक प्रकारके अजञानमंय 
'ही भाव होते हैं, ज्ञानमय भाव नहीं होते, श्रोर ज्ञानीके ज्ञानकी जातिको नहीं उल्लंघन करने 
वाले सब ज्ञानमय हो भाव होते है, अज्ञानमय नहीं होते । भावार्थ--जैसा कारण हों, वैसा 
ही कार्य होता है, इस न्यायसे जैसे लोहसे लोहमय वस्तुयें होती हैं, ग्रौर सुवर्णसे सुवर्शमय 
भ्रभूषण होते हैं उसी प्रकार प्रज्ञानीके श्रज्ञानसे भ्रज्ञानमय भाव होते हैं प्रौर ज्ञानीके ज्ञानसे 
ज्ञानमय ही भाव होते है । भ्रज्ञानमयभाव तो क्रोधादिक हैं श्लौर ज्ञानमयभाव क्षमा श्रादिक 
हैं । यद्यपि अविरत सम्यग्हृष्टिके बारित्रमोहके उदयसे क्रोधादिक भी प्रवर्तते है तथापि उस ज्ञानी 
की उनमें ग्रात्मबुद्धि नही है, वह इन्हें परके निमित्तसे हुई उपाधि मानता है, स्रो उसके वे 
क्रोधादि कर्म उदयमें श्राकर खिर जाते हैं, ज्ञानी झागामी ऐसा बंध नहीं करता कि जिससे 
संसारका अमण बढ़े । श्रौर श्राप उद्यमी होकर उनरूप परिणमन भी नहीं करता है; उदयकी | , 
जबरदस्तीसे परिणमता है, इसलिए वहां भी ज्ञानमें ही अपना स्वामित्व माननेसे उन क्रोधा-| 
दिभावोंका भी ग्रन्य ज्ञेयके समान ज्ञाता ही है, कर्ता नहीं है । 

... प्रसंगविवरण--प्रनन्तरपू्वें गाथायुगलमें कहा गया था ज्ञानमय भावसे ज्ञानमय ही 
भाव होते और शभ्रज्ञानमय भावसे श्रज्ञानमय ही भाव होते है। भ्रब इस गाया युगलमें इसी 
तथ्यको दृष्टांत द्वारा समथित किया गया है । 

तथ्यप्रकाश-- १-जीव स्वयं परिणामस्वभाव है सो जीवकों परिणमता तो रहना 
है ही । २-कार्य उपदान कारणका भ्रनुविधान किया करते है याने जैसा कारण होता है 
वैसा काय होता है। ३- शभ्रज्ञानीके स्वयं अज्ञानमय भाव हैं सो अज्ञानमय कारणसे अज्ञानमय 
ही भाव होगा । ४-ज्ञानीके स्वयं ज्ञानमय भाव हैं सो ज्ञानमय कारणासे ज्ञानमय ही भाव 
होगा । ह 

सिद्धान्त--- १० जिस काल सहजश्ञानस्वभावकी हृष्टि, प्रतीति, रुचि है उस काल य॑ह 
प्रात्मा ज्ञनमय भाव वाला है। २- जिस काल रागादि प्रकतिविषाक प्रतिफलनमें भ्ात्मत्वकी 


१४६ समयसार 


शानमया एवं भावा भवेयुन पुनर्शानमया: ज्ञानिनश्व स्वयं ज्ञानमयाद्धावाज्जञञानजातिमनतिवतें- 
माना: सर्वे ज्ञानमया एवं भावा भवेयुन पुनरज्ञानमयाः ।|१३०-१३ १॥। 


प्रज्ञानमय भावानामज्ञानी व्याप्य भूमिकां । द्रव्यकर्मनिमित्तानां भावानामेति हेतुतों 
॥६८।॥। 


“प्रु७ बहु० । अज्ञानमयात्‌, भावात्‌-पंचमी एक०। अज्ञानिन:-षष्ठी एक० । बहुविधा:-प्र० बहु० । अपि- 


अव्यय । ज्ञानिन:-पष्ठी एक०। शानमया:, सर्वे, भावा:-प्रथमा बहुवचन । भवन्ति-वर्तम।न लट्‌ अन्य 
पुरुष एकवचन क्रिया ॥ १३०-१३१॥ 


दृष्टि, प्रतीति व रुचि है उस काल यह प्रात्मा भ्रज्ञानमयभाव वाला है । 
देष्टि-- १- शुद्धनिश्वयनय (४६), श्रपूर्ण शुद्धनिश्ववनय (४६ब) । २-भ्रशुद्धनिश्वय- 
नय (४७) । 
प्रयोग--भ्रविकार सहज दुद्ध प्रात्मत्वकी उपलब्धि बिना ही संसार संकट है, भतः 
। झविकार सहजशुद्ध अंतस्तत्त्वमें भ्रात्मत्वका प्रनुभव करनेका पौरुष करना ॥ १३०-१३१ || 
प्रब ग्रगली गाथाकी सूचनाके श्रथे श्लोक कहते हैं--भ्रज्ञान इत्यादि । झज्ञानी 
प्रशानमय भावोंकी भूमिकाको व्याप्त कर श्रागामी द्रव्यकर्मके निमित्तभूत भावोंकी हेतुताको 
प्राप्त होता है | इसी प्रर्थंकों पाँच गाधाग्रों द्वारा कहते है- [जीवानां ] जीवोंके [या] जो 
[ प्रतत्वोपलब्धि: | भ्रन्यधास्वरूपका जानना है [सः] वह [ भ्रज्ञानस्थ ] भ्रज्ञानका | उदयः | 
उदय है [तु] भ्ोर [जीवस्थ | जीवके [अश्वद्धानत्वं | जो तत्त्वका प्रश्नद्धान है वह [मिथ्या- 
'ह्वस्थ] सिथ्यात्वका [उदयः |] उदय है [तु] भ्रोर [जीवानां] जीवोंके [यत्‌ | जो [प्रवि- 
रमणं | अत्यागभाव [भवेत्‌ | है [ प्रसंयमस्य ] वह भ्रसंयमका [ उदयः] उदय है [तु] भोर 
[जीवानां] जीवोंके [य:ः] जो [कलुषोपयोग:] मलिन याने जानपनेकी स्वच्छतासे रहित 
उपयोग है [सः] वह [कषायोदयः] कषायका उदय है [तु यः] श्लोर जो [जीवानां] जीवों 
के [शोभनः | शुभरूप [वा] श्रथवा [अ्रशोमनः | प्रशुभरूप [कतंब्यः] प्रवृत्तिरूप [वा] 
प्रथवा [विरतिभावः] निवृत्तिरप [चेष्टोत्साह:] मन वचन कायकोी चेष्टाका उत्साह है [व] 
उसे [योगोदयं] योगका उदय [जानोहि| जानो । [एतेथु] इनके [हतुभुतेषु] हेतुभूत होनेपर 
[यत्त्‌] जो [कर्मवर्गणागतं] कार्मरावर्गंशागत पुद्गलद्रव्य [ज्ञानावरणादिभारः भ्रष्टविध॑] 
जशञानावरण शभ्रादि भावोंसे भ्राठ प्रकार [परिरामते] परिणमन करता है [तत्‌] वह [कार्मरप- 
बर्गणागतं ] कार्मणवर्गशागत पुद्गलद्रत्य [यदा'] जब [खलु] वास्तवमें (जोबनिबद्ध/] जीवमें 
निबद्ध होता है [तदा तु| उस समय [परिणासभावानां] उन श्रज्ञानादिक परिणाम भावोंका 
[हितुः। कारण [जीबः | जीव [भबति] होता है । 
तात्पर्यं-- प्रकृतिविपाक, कर्मालव व कर्मबन्ध, तथा जीवविभाव अपने श्रपने उपादान 


क॒तु कर्माधिकार रह 


अण्णाणस्स स उदओ ज॑ जीवाणं अतच्चउवलद्ी । 
मिच्छत्तस्स दु उदग्यो जीवस्स असदृहाणत्तं ॥१३२॥ 
उदओ असंजमस्स दु ज॑ जीवाणं हवेह अविरमणं । 
जो दु कलुसोबरग्योगो जीवाणं सो कसाउदओ ॥१३३॥ 
त॑ जाण जोगउदयं जो जीवाणं तु विद्उच्हाहो । 
सोहणमसोहणं वा कायव्यों विशदिभावों वा ॥१३४॥ 
एदेसु हेदुभूदेस कम्महयवर्गणागयं ज॑ तु । 
परिणमदे अद्वविहं णाणावरणादिभावेहिं ॥१३५॥ 
तं खलु जीवशिबद्ध कम्मइयवग्गणागयं जह्या । 
तइया दु होदि हेदू जीवो परिणामभावाएं ॥१३६॥ 
अ्रज्ञानका उदय वह, जो जोबवोंको न तत्त्व उपलब्धी । 
मिथ्यात्वका उदय जो, जीवोंके श्रश्नद्धानपना ॥१३२॥ 
उदय असंयमका वह, जो जीवॉंकों न पापसे बिरतो । 
उदय कथायोंका यह, कलुषित उपयोगका होना ॥१९३३॥ 


नामसंज्ञ- अप्णाण, त, उदअ, ज, जीव, अतच्चउवलद्धि, मिच्छत्त, दु, उदअ, जीव, असहृहाणस, 
उदअ, असंजम, दु, ज, जीव, अविरमण, ज, दु, कलुसोवओग, जीव, त, कसाउदअ, त, जोगउदअ, ज, 
जीव, तु, चिट्ठउच्छाह, सोहण, असोहण, व, कायव्व, विरदिभाव, वा, एत, हेदुभूद, कम्मइय्वर्गण्णगन्न, 
ज, तु, अट्टविह, णाणावरणादिभाव, त, खलु, जीवणिबद्ध, कम्मइयवग्गणागअ, जहया, तइया, दु, हेदु, 
जीघ, परिणामभाव । धातुसंज्ञ- उद्‌-अय गतो, सद्‌ दह घारणे, उव-उज्ज योगे कस-तनूकरणे, उत्‌-साह 
साधने, परि-नम नम्नरीभावे, हो सत्तायां | प्रकृतिशब्द--अज्ञान, ततू, उदय, यत्‌, जीव, अतत्त्वोपलब्धि, 
मिथ्यात्व, तु, उदय, जीव, अश्वद्घानत्व, उदय, असंयम, तु, यत्‌, जीव, अविरमण, यत्‌, तु, कलुषोपयोग, 





में होते हैं, उनमे परस्पर निर्मित्तनैमित्तिकभावमात्र बना है । 

दीकार्थ--प्रयथाथे वस्तुस्वरूपकी उपलब्विसे ज्ञानमें स्व्रादरूप होता हुमा श्रज्ञानकों 
खदय है । और नवीन कर्मोके हेतुभूत मिथ्यात्व, असंयम, कषाय, योगोदय ये अज्ञानमय चार 
भाव हैं। उनमें से जो तत्त्वके प्रश्नद्धानख्पसे ज्ञानमें श्रास्वादका श्राना वह तो मिथ्यात्वकां 
उदय है; जो प्रत्याग भावसे ज्ञानमे श्रास्वादरूप श्राये वह अ्संयमका उदय है; जो मलिन उप* 
योगपनैसे ज्ञानमें प्रास्वादरूप प्राये, वह कषायका उदय है, और जो शुभाशुभप्रवृत्तिनिवृत्तिरूप 





र४८ समयसार 


योग उदय वह जानो, जो चेष्टोत्साह होय जोबोंके । 
द्वुम हो तथा भ्शुम हो, हेय उपादेय श्रथव्ा हो ॥१३४॥ 
इनके निमित्त होने पर पुद्गल कर्मवर्गरागत जो । 
परिशमता श्राठ तरह, ज्ञानावरणावि भावोंसे ॥१३५॥ 
कार्माणवर्गणागत, वह कर्म जोवनिबद्ध होता जब । 


तब ही कारण होता, जीब विपरिणासभावोंका ॥१३६॥ 
अज्ञानस्य स उदयो या जीवानामतत्वोपलब्धि: । मिथ्यात्वस्थ तूदयो जीवस्याश्रद्धधानत्वं ॥१३२॥ 
उदयोअसंयमस्य तु यज्जीवानां भवेदविरमर्ण । यस्तु कलुषोपयोगो जीवाना स. कषायोदय: ॥१३३॥ 
त॑ जानीहि योगोदयं यो जीवानां तु चेष्टोत्साह: । शोभनो5्शोभनों वा कर्तव्यों विरतिभावों वा।॥१३४॥ 
एतेषु हेतुश्ृतेषु. कार्मणवर्गणागतं यक्तु । परिणमतेष्टविधं॑ ज्ञानावरणादिभाव: ॥१३४५॥ 
तत्खलु जीवनिबद्ध कार्मणवर्गंगागतं यदा । तदा तु भवति हेतुर्जीवः परिणमभावानां ॥१३६॥ 
प्रतत्वोपलब्धिरूपेण ज्ञाने स्वदमानों भ्रज्ञानोदयः । भिथ्यात्वासंयमकषाययोगोदयाः 


कर्महेतवस्तन्म याश्चत्वारों भावाः । तत्त्वाश्रद्धानर्येण ज्ञाने स्वदमानों मिथ्यात्वोदय: प्रविरमण- 
जीव, तत्‌, कषायोदय, ततू, योगोदय, यत्‌, जीव, तु, चेष्टोत्साह, शोभन, अशोभन, वा, कर्तव्य, विरति- 
भाव, वा, एतत्‌, हेतुभूत, कार्मणवर्गणागत, यत्‌, तु, अष्टविध, ज्ञानावरणादिभाव, ततू, खलु, जीवनिबद्ध, 
कार्मणवर्गंणागत, यदा, तदा, तु, हेतु, जीव, परिणामभाव । घूलधातु-ज्ञा अवबोधने, इलभपष्‌ प्राप्तौ 
भ्वादि, अ-सम्‌-यम संयमने, अ-वि-रसु रमणे, ति-बध बन्धने, चेष्ट चेष्टाया भ्वादि, षह मर्षणे चुरादि, पह 
चक्‍यथथें चकयर्थस्तृप्ति: दिवादि, शुभ शोभार्थे तुदादि | पदविवरण-अज्ञानस्य-षष्ठी एक०। सः, उदयः- 
प्रथमा एकवचन | या-प्रथमा एक० स्त्रीलिज्भ | जीवानां-षष्ठी बहु० | अतत्त्वोपलब्धि -प्रथमा एकवचन । 
मिथ्यात्वस्य-षष्ठी एक० ) तु-अतव्यय | उदय '-प्रथमा एकवचन । जीवस्य-षष्ठी एक०। अश्रद्धानत्व, 
उदयः:-प्रथमा एक ० । असयमस्य-षष्ठी एक० । तु-अव्यय । यत्‌-प्रथमा एक० । जीवाना-षष्ठी बहुवचन । 








ज्यापाररूपसे ज्ञानमें स्वादरूप होता है, यह योगका उदय है । इन पौदगलिक मिथ्यात्वादिके 
उदयस्वरूप चारों भावोंके हेतुभूत होनेपर कार्माणवर्गणागत पुदुगलद्रव्य ज्ञानावरणादि भावोंसे. 
ध्ष्ट प्रकार जो स्वयमेव परिणमता है। वह कमंवर्गशागत ज्ञानावरणादिक कर्म जब जीवमें 
निबद्ध होता है, तब जीव स्वयमेव अपने श्रज्ञानभावसे पर और प्रात्माके एकत्वका निश्चय 
कर भ्रज्ञानमय शअतत्त्वश्रद्धानादिक प्रपने परिणामस्वरूप भावोका कारण होता है। भावार्थ--..- 
गहां भ्ज्ञानभावके भेदरूप जो मिथ्यात्व, भ्रविरत, कषाय, योगरूप परिणाम कहे गये हैं, वे पुद॒- 
ग़लके परिणाम हैं श्रौर उनका स्वाद श्रश्नद्धानादिकरूपसे ज्ञानमें प्राता है ये विभाव ज्ञानावर- 
णादि प्रागामी कर्मबंधके कारण हैं भ्रर्थात्‌ जीव उन मिथ्यात्वादि भाबोंके उदय होनेका मिमित्त 
पाकर भ्रपने प्रज्ञानभावसे श्रतत्त्वश्रद्धानादि भावोंके रूपमें परिणमन करता है, सो उन प्रपते 
प्रशानर्प भावोंका उपादानकारण यह जीव होता है, निमित्तकारण कर्मविपाक होता है । 


कतु कर्माधिकार २४६ 


रूपेश ज्ञाने स्वदमानोइसंयमोदयः कलुषोपयोगरूपेण ज्ञाने स्वदमानः कषायोदय:ः द्ुभाशुभ अवृ 
त्तिनिवृत्तिग्यापारह्पेए ज्ञाने स्वदमानों योगोदयः । भ्रथतेषु पौद्गलिकेषु मिथ्यात्वाद्यदयेषु हैतुन- 
भूतेषु यत्पुद्गलद्॒व्यं क्मंवर्गंजागत्त ज्ञानावरणादिभावैरष्टधा स्वयमेव परिणमते तत्खलु कर्म- 
वर्गणागतं जीवनिबद्धं यदा स्यात्तदा जीव: स्वयमेवाज्ञानात्यरात्मनोरेकत्वाध्यासेनाशानमयातां 
तत्त्वाश्रद्धानादीनां स्वस्य परिणामभावानां हेतुभंबति ॥ १३२-१३६ ॥ 


भवेत्‌-विधि लिड, अन्य पुरुष एक० क्रिया । अविरमण, यः-प्रथमा एक० । तु-अव्यय । कलुषोपयोग:- 
प्र० ए० । जीवाना-षष्ठी बहु०। सः, कषायोदय:-प्र ० ए०। तं-द्वितीया एकबचन | जानीहि-आज्नायां 
लोट मध्यम पुरुष एक० । योगोदयं-द्वितीया एकवचन कर्मका रक । यः-प्रथमा एकबचन । जीवाना-षष्ठी 
बहु० । तु-अव्यय । चेष्टोत्साह.-प्रथमा एक० | शोभन', अशोभन:-प्र० ए० । वा-अव्यय । कतंव्य:-कृदत 
प्रथमा एक० क्रिया । विरतिभाव:-प्रथमा एक०। वा-अव्यय | एत्तेषु-सप्तमी बहु०। हेतुभूतेषु-सप्तमी 
बहु० । कार्मणवर्गणागतं, बत्‌ृ-प्रथमा एक० । तु-अब्यय । परिणमते-बर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एकचचेस 
क्रिया । अप्टविध-क्रियाविशेषणं यथा स्यात्तथा । ज्ञानावरणादिभाव॑:-तृतीया बहु० | तत्‌ू-प्र० ए० | खलु« 
अव्यय । जीवनिबद्धं, क[र्मणवर्गणागतं-प्र ० ए० । यदा, तदा, तु-अध्यय । भवति-वर्तंमान लट्‌ अन्य पुरुष 
एक० । हेतुः, जीव:-प्र ० ए० । परिणामभावानां-षष्ठी बहुवचन ॥ १३२-१३६ ॥ ० 











प्रसंगविवररा--- भ्रनन्त रपूर्व गाथायुगलमें बताया गया था कि प्रज्शानमयभावसे प्रज्ञान- 
मयभाव होते हैं । प्रव इसी तथ्यका विशेषतासे वर्णान इस गाथापञ्चकमें किया गया है । 


तथ्यप्रकाश-- १- जीवोंको जो तत्त्वकी उपलब्धि नहीं हो रही है वह भ्रज्ञनके उदय 
का प्रतिफल है। २- जीवोंको जो यथार्थ श्रद्धान नही ही रहा है वह मिथ्यात्वके उं्देयका 
प्रतिफल है । ३- जीबोंकों जो पापोंसे विरति नहीं हो रहो है वह भ्रसंयमके उदयका प्रतिफल 
है। ४- जीवोंको जो चेष्टामें उत्ताह हो रहा है वह योगके उदयका प्रतिफल है। ५- इन 
द्रव्यप्रत्ययोंका निमित्त पाकर कार्माणवर्गणागत पुदूगलद्रव्य ज्ञानावरणादि श्राठ प्रकाररूप परिं« 
णम जाता है। ६- वह बद्ध कम जब जीवनिबद्ध याने उदयमें श्राकर प्रतिफलित होता है तब 
यह प्रज्ञानी जीव भ्रज्ञानमय परिणामोंका हेतु होता है। ७- उदयागत द्रव्यप्रत्यय (कर्म) जीव - 
विभावका तथा नवीन क्मंत्वका दोनोंका निमित्त है। ५- जीवविभाव द्रव्यप्रत्ययोंके निमि- 
सत्वका निमित्त है। 


सिद्धान्त-- १- उदित द्रव्यप्रत्ययका निमित्त पाकर नवीन कार्माणबग्गंणाप्रोंमें कर्मत्व 
प्राता है। २- जीवविभाव परिणामोंका निर्मित्त पाकर द्रव्यप्रत्यय नवीन कर्मोके श्रांखबका 
निमित्त हो जाता है। 


हृष्टि--- १, २- उपाधिसापेक्ष प्रशुद्धद्रव्याथिकनय (२४) । 





२५० समयसार 
पुद्गलब्रव्यात्युथग्युत एवं जीवस्यथ परिणास:-- 
जीवस्स दु कम्मेण य सह परिणामा हु होंति रागादी । 
एवं जीवों कम्मं च दोवि रागादिमावण्णा ॥१३७॥ 
एकस्स द परिणामों ज|यदि जीवस्स रागमादीहिं । 
ता कम्मोदयहेदर्हि विणा जीवस्स परिणामों ॥१३८॥ 
जीवके राग आदिक, विधिके परिण।म साथ होवें तो । 
यों जीव कर्म दो के, रागादि प्रसक्त होवेंगे ॥१३७॥ 
इन राग आदिसे यवि, होता परिणाम जीव एकहि का । 
तो उदयागत विधिसे, जीवपरिणाम पृथक ही है ॥१३८॥ 


जीवस्य तु कमंणा व सह परिणामाः खलु भवति रागादय' । एवं जीव' कर्म च द्वे अपि रागादित्वमापन्ने । 
एकस्यथ तु परिणामों जायते जीवस्यथ रागादिभि: । तत्कमदियहेतुभिविना जीवस्य परिणामः । 


यदि जीवस्य तन्निमित्तभूतविपच्यमानपुदृगलकर्मणा सहैव रागाद्यज्ञानपरिणामों भव 





नामसंज्ञ-जीव, दु, कम्म, य, सह, परिणाम, रागादि, एवं, जीव, कम्म, च, दो, वि, रागादि, 
आवण्ण, दु, परिणाम, जीव, रागमादि, त, कम्मोदयहेदु, विणा, जीव, परिणाम | धातुसंज्ञ--हो सत्तायों, 
जा प्रादुर्भावे । प्रकतिशब्द--जीव, तु, कर्मन्‌, च, सह, परिणाम, रागादि, एवं, जीव, कमंनु, च, द्वि, अपि, 
रागादित्व, आपन्न, एक, तु, परिणाम, जीव, रागादि, तत्‌ कर्मोदियहेतु, बिना, जीव, परिणाम । मूलधातु- 
जीव प्राणधारणे, परि-णम प्रद्धत्वे, भू सत्तायां, रंज रागे भ्वादि दिवादि, जनी प्रादुर्भावे | पदविवरण-- 


प्रयोग--जीव प्रपनी स्वभावदृष्टि तजकर रागादिछपसे परिणम्रता है तब द्रव्यप्रत्यय 
नवीनकमंके भ्रास्नवंका निमित्त होता है । झतः प्रपने श्रविकार ज्ञानस्वभावमय प्रात्माकी दृष्टि 
का पौरुष करना ताकि द्रव्यप्रत्यय नवीनकर्मास़रवका निमित्त न हो सके ॥१३२-१३६॥ 

भ्रब जीवका परिणाम पुदुधलद्रव्यसे पृथक्‌ ही है इसका युक्तिपृवंक समर्थन करते हैं-- 
[वु जीबस्य] यदि ऐसा माना जाय कि जीवके [रागादयः] रागादिदः [१रिणामाः] परिणास 
[खिलु] वास्तवमें [कर्मणा च सह] कर्मके साथ होते हैं [एवं] इस प्रकार तो [जीवः च कर्म] 
जीव भ्रौर कर्म [हूं श्रषि] ये दोनों हो [रागादित्व श्रापन्ने] रागादि परिणामको प्राप्त हो 
पड़ते हैं। [तु] परन्तु [रागादिनि:] रागादिकोंसे [परिणामः] परिणमन तो [एकस्य जीवस्थ] 
एक जीवका ही [जायते] उत्पन्न होता है [तत्‌] वह [कर्मोदयहेतु बिना] करके उदयहप 
निमित्त कारणसे पृथक्‌ [जीवस्थ परिण्यामः: | जीवका ही परिणाम है। ; 

तात्पर्य--जीवका परिणमन जीवमें, पुदुगलकमंका परिणमन पुदुगलकर्ममें है, कोई 
भी परिणमन दोनोंका एक नहीं है । 


कतृ कर्माधिकार २५१ 
तीति वितकंः तदा जीवपुद्गलकमंणो: सहभूतसुधाहरिद्रयोरिव द्वयोरपि रागाद्यन्षानपरिणामा- 


जीवस्य-षष्ठी एक० । तु-अव्यय । कर्मणा-तृतीया एक०। च-अव्यय | सह-अव्यय । परिणामा:-प्रथमा 
बहुवचन | खलु-अव्यय । भवंति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष बहुवचन । रागादय:-प्र० बहु० । एबं-अव्यय । 
जीव:-प्रथमा एक० । कर्म-प्रथमा एक० । च-अव्यय । द्वे-प्रथमा हिवचन । अपि-अव्यय । रागादित्वं- 
द्वितीया एक० । आपसन्ने-प्रथमा द्विवचन । एकस्य-षष्ठी एक०। तु-अव्यय । परिणाम:-प्रथमा एक० । 





टोकार्थ-- यदि जीवका रागादि श्रज्ञान परिणाम श्रपने निमित्तभूत उदयमें श्राये हुए 
पुदूगलकमंके साथ ही होता है, यह तक॑ किया जाय तो हल्दी प्रौर फिटकरीकी भाँति याने जैसे 
रंगमें हल्दी श्रौर फिटकरी साथ डालनेसे उन दोनोंका एक रंगस्वरूप परिणाम होता है वैसे 
ही जीव भोर पुद्गलकम दोनोंके ही रागादि प्रज्ञानपरिशामका प्रसंग श्रा जायगा (किन्तु ऐसा 
तथ्य नहीं है) | यदि रागादि प्रज्ञानपरिणाम एक जीवके ही माना जाय तो इस मन्तब्यसे ही 
यह सिद्ध हुआ कि पुद्गलकमंका उदय जो कि जीवके रागादि भ्रज्ञान परिणामोंका कारण है, 
उससे प्ृथग्भूत ही जीवका परिणाम है। भावाये-- यदि माना जाय कि जीव झौर कर्म 
मिलकर रागादिरूप परिणमते हैं तो जीव श्रौर कर्म इन दोनोंके रागादिककी प्राप्ति भ्रा जायगी, 
किन्तु ऐसा नहीं है। इस्ललिये पुदूगलकर्मका उदय जोवके भ्रज्ञानरूप रागादि परिणामोंको 
निमित्त है। उस निमित्तसे भिन्‍न ही जीवका परिणाम है । 

प्रसंगविवरण--प्रनन्तरपूर्व गाथापंचकमें जीवपरिणाम व कर्मपरिणामके निमित्त- 
नैमित्तिक भावका निर्देश किया है। सो इससे कहीं यह नहीं समझना कि उनमें कतृ कमंत्व 
हो या वे एकरूप हों । इसी तथ्यको इन दो गाथावोंमें दर्शाया गया है कि जीवके परिणाम 
पुद्गलद्रव्यसे पृथग्भूत हो हैं । 

तथ्यप्रकाश-- (१) जीवका परिणाम जीवमें भ्रकेलेमें जीवके प्रकेलेके परिणमनसे ही 
होता है । (२) यदि जीवके रागादि परिणाम तन्तिमित्तभूत उदित कर्मके साथ हों तो जीव 
भ्रोर पुद्गल दोनोंमें ही रागादि भ्रज्ञानपरिणाम हो बैठनेका दोष श्रावेगा । (३) जब जीवमें 
झंकेलेके परिणामसे ही जीवविभाव होता है तब स्पष्ट सिद्ध है कि निरममित्तभूत पुदुगलकरम- 
विपाक्से भिन्‍न ही जीोबविभाव है। 

सिद्धान्त-- १- जीव उपचारसे द्रव्यकरमंका कर्ता है। २- श्रशुद्धोपादान जीव भाव- 
करमंका कर्ता है। 

हेष्टि--१- परकतु त्व भ्रनतुपचरित प्रसदभूतव्यवहार (१२९) । २- भ्रशुद्धनिश्चय- 
तय (४७) । 

प्रयोग-( अपने विभावपरिणामको कर्मपरिणामसे भिन्न समझकर झोर कर्मपरिणाम ' 


श्र - समयसार 


पत्ति: | श्रथ चैकस्यैव जीवस्य भवति रामायज्ञानपरिणामः ततः पुद्गलकमंविपाकाद्वेती: पुथ- 
ग्भूतों जीवस्य परिणाम: ॥ १३७-१३८ ॥। 
जायते-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० । जीवस्थ-षष्ठी एक०। रागादिभि-सुतीया बहु० । ततु-अन्ययार्थे 
-हैसो । कर्मोदयहेतुभि:-तृतीया बहु० । विना-अव्यय । जीवस्थ-ष्रष्ठी एकवचन । परिणामः-प्रथमा एक- 
वचन || १३७ १३८ || 
का निमित्त होनेपर भी भ्रपनी स्वभावदष्टिके प्रभावसे भ्रपनी निर्बलताके कारण. हुए जानकर 
अपनी स्वभावदृष्टिको प्रबल बनावे ताकि कमफल, भ्रव्यक्त .द्ोकर तिकल जाते. प्रो--रूंश्वरर:. 


_बन्धनसे बच. जावे ॥ १३७-१६८ ॥ 
भ्रब कहते हैं कि पुद्गलद्र॒ब्यका परिणाम जीवसे पृथक्‌ ही हैः-- [यदि] यदि |जीवेन 
-सह जेब] जीवके साथ हो [पुद्गलद्रव्यस्थ] पुदुगलद्रव्यका [कर्मपरिणामः | कमंरूप परिणाम 
होता है, तो [एवं] इस प्रकार [पुद्गलजोबो द्वो भ्रपि] पुदुगल श्रौर जीव दोनो [खलु] ही 
[क्संत्व॑ झ्रापननो] कर्मत्वको प्राप्त हो जावेंगे [तु] परंतु [कर्ममाबेन] कर्मपसे [परिरणामः] 
परिणाम [एकस्य] एक [पुदगलब्रव्यस्य] पुद्गलद्रव्यका होता है [तत्‌] इसलिये [जीवमावहे- 
तुनि:ः बिना] जीवभाव निमित्तकारणसे पृथक्‌ [क्मरए:] कमंका [परिणामः] परिणाम है। 
तात्पयें-- कमंपरिणमन जीवसे पृथक ही है जैसे कि जीवपरिणाम पौदगलिक कर्म 
से पुथक्‌ है । 
टीकार्थ-- यदि पुद्गलद्वव्यका कमेपरिणाम उसके निमित्तभूत रागादि अ्रज्ञान परि- 
णाम रूप परिणत जीवके साथ ही होता है, इस प्रकार तके उपस्थित किया जाय तो जैसे 
मिली हुई हल्दी श्रौर फिटकरी दोनोंका साथ ही लाल रंगका परिणाम होता है, उसी प्रकार 
पुदूगलद्ग॒व्य भोर जीव दोनोंके हो कमेपरिणामको प्राप्तिका प्रसंग भ्रा जायगा, किन्तु एक पुदु- 
गलद्रव्यके ही कमंत्व परिणाम होता है। इस कारण कमंबन्धके निमित्तमृत जीवके रागादि- 
स्वरूप ग्रज्ञानपरिणामसे पृथक्‌ ही पुद्गलकमंका परिणाम है । 
भावार्थ---पुद्ग लद्ृव्यका कमंपरिणाम होना यदि पुद्गल व जीव दोनोंका ही मान्य 
जाय तो दोनोंके ही कमंपरिणामका प्रसंग शभ्रा जायगा, किन्तु जीवका ग्रज्ञानरूप रागादिं- 
परिणाम कमंका निमित्तमात्र है। इस कारण पुदूगलकमंका परिणाम जीवसे पृयक्‌ ही है। 
प्रसंगविवरण-- अ्रनन्तरपुर्वं गाथायुगलमें बताया गया था कि जीवका परिणाम 
पुद्गलद्रग्यसे पृथम्भृत है.। भ्रब इन दो गाथावोमें बताया है कि पुद्गलद्रव्यका परिणाम जीव 
से पृथ्भूत है। 
तथ्यप्रकाश-- ६-पुदुभलद्रव्यका परिशमन पृदुगलद्रव्यमे पुद्बलद्रव्यके श्रकेलेके परिण- 





कत्तु कर्माधिकारं २५३ 
जीवात्पृथरमूत एवं पुदुगलद्रव्यस्थ पेरिणाम:--- 
जह जीवेण सहच्चिय पुर्गलद॒व्वस्स कम्मपरिणामों । 
एवं पुरालजीवा हु दोवि कम्मत्तमावण्णा ॥१३६॥ 
एकस्स द्‌ परिणामों पुग्गलदव्वस्स कम्मभावेण । 


ता जीवभावषहेद्हि विणा कम्मस्स परिणामों ॥१४०॥ 
कर्मपरिणाप्त पुदूगलका यदि जोबके साथ होथे तो । 
यों कर्म जीव दो के, कर्मत्व प्रसक्त होब्रेगा ॥१३६॥। 
इस कर्ममावसे यदि, होता परिणाम एक पुदूगलका । 
तो जीवभावसे यह, कर्मपरिण(म पृथक ही है ॥॥१४०॥॥ 


यदि जीवेन सह चेव पुद्गलद्रव्यस्य कर्मपरिणाम: । एवं पुदू्गलजीवी खलु द्वावषि कर्मत्वमापन्नौ ॥॥१३६।॥ 
एकस्य तु परिणाम: पुद्गलद्रव्यस्थ कर्मभावेन । तज्जीवभावहेतुभिविना कर्मण परिणाम; ॥१४०॥ 


यदि पुद्गलद्रव्यस्य तन्निमित्तभूतरामाद्यज्ञानपरिणामपरिणतजीवेन सहैव कमंपरिणामो 
भवतीति वितकं: तदा पुदगलद्रव्यजीवयो: सहभूतहरिद्रासुधयोरिव द्योरपि कमंपरिणामापत्तिः। 


नामसंज्ञ-जह, जीव, सह, च, एवं, पुग्गलद॒व्, कम्मपरिणाम, एवं, पुग्गलजीव, दु, दु, वि, 
कम्मत्त, आवण्ण, एक, दु, परिणाम, पुग्गलदब्ब, कम्ममाव, त, जीवभावहेदु, विणा, कम्म, परिणाम | 
धातुसंज्ञ--जीव प्राणधारण, दृव प्राप्ती, पूर पालनप्रणयो:, गल ख्रवणे।। प्रकृतिशब्द--यदि, जीव, सह, 
च, एव, पुद्गलद्रव्य, कर्मपरिणाम, एवं, पुदूगलजीव, खलु, द्वि, अपि, कर्मत्व, आपन्न, एक, तु, परिणाम, 
पुदूगलद्रव्य, कमंभाव, ततू, जीवभावहेतु, बिना, कर्मनु, परिणाम | मूलधातु- जीव प्राणधारणे, पूरी 
आप्यायने, गल स्रवणे, आ-पद गतौ दिवादि।| पदविवरण--यदि-अव्यय । जीवेन-तृतीया एक० । सह- 
अव्यय । पुद्गलद्रव्यस्य-षष्ठी एक० । कर्मपरिणाम:-प्रथमा एक० । एवं-अव्यय । पुदूगलजीवौ-प्रथमा द्वि- 
वचन । खलु-अव्यय | द्वौ-प्रथमा द्विवचन । अपि-अब्यय । कमेंत्वं-द्वितीया एक०। आपन्नौ-प्र० द्वि० । 








भनसे ही होता है । २- यदि पुद्गलद्रब्यका कर्मपरिणाम तन्निमित्तभूत रागादि प्रज्ञानपरिणाम 
परिणत जीवके साथ ही हो तो पुदुगलद्गब्य श्रौर जीव दोनोंमें ही कर्मंपरिणाम हो बैठनेंका 
दोष भ्राता है । २-जब पुद्गलद्गव्यमें पृद्गलद्गव्यके परिणमनसे ही कमंपरिणाम होता है तब 
स्पष्ट सिद्ध है कि निमित्तभूत जीवपरिणामसे भिन्न ही पृद्गलद्गव्यपरिणाम है । 
सिद्धान्त-- १-पृद्‌ ।लकर्म उपचारसे जीवपरिणामका कर्ता है। २-कार्माणवर्गएशागत 
पुंदगलद्रच्य कर्मत्वपरिणामका कर्ता है । 
हृष्टि-- १० परकतु त्व भ्रतुपचरित प्रसदूभूतव्यवहार (१२६) | २- भ्रशुद्धनिश्वयनय 


(४७) । 


ड्रभ४ समय॑सार 

प्रथ चैकस्यैव पुद्गलद्रव्यस्य भवति कमत्वपरिणामः ततो रागादिजोबाशानपरिणामाद्धेतो: पृथन 
ग्भूत एवं पुदूगलकमंणः परिणामः ॥ १३२६-१४० ॥ 

एकस्य-षष्ठी एक० । तु-अव्यय । परिणाम:-प्रथमा एक० । पुद्गलद्रव्यस्य-षष्ठी एक० । कर्मभावेन-तु० 


एक० । तत्‌-अव्ययभावे । जीवभावहेतुभि:-तृ ० बहु० । घिना-अव्यय । कर्मण:-षष्ठी एक० । परिणामः- 
प्रथमा एकवचन || १३६-१४० ॥। 





प्रयोग--पृद्गलकमंविपाक पुदूगलकर्मका परिणाम है उससे भिन्न प्रपनेको ज्ञानाकार 
मात्र निरखकर ज्ञानमान्न प्रन्तस्तस्वमें रमनेका पौरुष करना ॥१३६-१४०।॥। 

प्रब पूछते हैं कि प्रात्मामें कर्म बद्धस्पृष्ट है कि प्रबद्धस्पृष्ट ? उसको उत्तर नयविभाग 
से कहते हैं--[जीवे] जीवमें [कर्म] कर्म [बद्ध ] बँधा हुआ है [च] तथा [स्पृष्ट] छुपा हुम्रा 
है [इति] ऐसा [व्यबहारनयभणितं ] ध्यवहारनयका वत्तन है [तु] भ्ोर [जीवे] जीवमें [कर्म] 
कम [भ्रवद्धस्पृष्टं] भ्रबद्धस्पृष्ट [मवति] है श्र्थात्‌ न बँधा है, न छुप्ना है ऐसा [ शुद्धनयस्य ] 
कथन शुद्धनयका है । 

तात्पय--व्यवह।रनयसे जीवमें कर्म बद्धस्पृष्ट ज्ञात होता है, किस्तु शुद्धनयसे प्रवद्धस्पृष्ट 
ज्ञात होता है। | 

टीकार्थ--जीव श्रौर पुट्गलकमंकों एक बंधपर्यायरूपसे देखनेपर उस समय भिन्‍नताकां 
प्रभाव होनेसे जीवमें कर्म बंधे हैं प्रौर छुए है ऐसा कहना तो व्यवहारनयका पक्ष है प्रौर जीव 
तथा पुदृगलकमंके प्रनेकद्र०१पना होनेसे अत्यन्त भिन्‍नता है, भ्रतः जीवमें कम बडद्धस्पृष्ट नहीं 
है, ऐसा कथन निश्चयनयका पक्ष है । 

मांवायें-- निश्चयनय तो एक द्रव्यको देखता है सो उसके मतसे कोई भी पदाथे 
बद्धस्पृष्ट नही है, व्यवहारनय घटनाको भी निरखता है सो व्यवहारनयसे बद्धस्पृष्ट है । 

प्रसंगविवरण-- प्रनन्तरपूर्व गाथायुगलमें बताया गया था कि पुदुगलद्रव्यका परिणाम 
जीवसे पृथरभूत है। इस वर्शानपर जिज्ञासा हुई कि तो क्‍या कर्म प्रात्मामें बद्धस्पृष्ट है. था 
प्रबद्धस्पृष्ट है इस जिज्ञासाका समाधान इस गाथामें किया गया है । 

तथ्यप्रकाश-- १- संसारदशामें जीव भ्ौर पुदुगलकर्मका एकबन्धपर्यायपनो है) २० 
बन्धावस्थामें जीव श्ौर पुदुूगलकर्मंकी भिम्नता विदित नहीं होती । २० जीवमें कर्म बद्ध है व 
स्पृष्ट है यह व्यवहारनयका सिद्धान्त है। ४- जीव प्रोर पुद्गलकर्म ये भिन्‍न-भिन्‍न द्रव्य हैं, 
प्रत: जीवमें कर्म अबद्धस्पृष्ट है यह निश्चयनयका ,सिद्धान्त है। ५- घटना व वस्तुगतताकी 
हृष्टिसे दोनों प्रपनी-प्रपनी दृष्टिमें तथ्यभूत हैं । ६- बद्धाबद्धादिविकल्परूप शुद्धात्मस्वरूप नहीं 


है । 


कतु कर्माषधिकार २५५ 
लतः किसात्सनि बद्धश्पृष्टं किसबद्धस्पृष्ट कर्ेति नयविभागेनाहु-- 
जीबे कम्मं बद्ध पुट्ट चेदि बवहारणयभणिदं । 
सुद़्णयस्स दु जीवे अ्बद्धपुद्द हवह कम्म॑ ॥१४१॥ 
छुपा हुआ प्रात्मासें, है कर्म यह व्यवहारनय कहता । 
जीवमें शुद्धनयसे, न बँधा न छुप्ना है कुछ कर्म !।१४१।॥! 
जीवे कम बद्ध स्पृष्ट चेति व्यवहारनयभणितं । शुद्धनयस्य तु जीवे अबद्धस्पृष्ट भवति कमें ।। १४१ ॥ 
जीवपुद्गलकर्मणोरेकबंधपर्यायत्वेन तदात्वे व्यतिरेकाभावाज्जीवे बद्धस्पृष्टं कर्मेति व्यव- 
हारनयपक्ष: । जीवपुद्गलकमंणो रनेकद्रव्यत्वेनात्यंतव्यतिरेकाज्जीवेषबद्धस्पृष्ट कर्मेति निश्चयनय- 
पक्ष: ॥१४१॥ 








नामसंज्ञ- जीव, कम्म, बद्ध, पुट्ु, च, इदि, ववहारणयभणिद, सुद्धणय, दु, जीव, अबद्धपुट्ठु, कम्म । 
धातुसंश--भण कथने, हव सत्ताया । प्रकृतिशब्द-जीव, कर्मनु, बद्ध, स्पृष्ट, च, इति, व्यवहारनयभणित, 
शुद्धनय, तु, जीव, अबद्धस्पृष्ट, कमंत्‌ । मूलधातु--स्पृश सस्पशने तुदादि, वि-अव-हअ हरणे, भण शब्दार्थे:, 
शुध शोचे दिवादि, बध बन्धने, भू सत्ताया । पद्रविधरण--जीवें-सप्तमी एक० । कर्म-प्रथमा एक० । बद्धं- 
प्र० ए० । स्पृष्ट-प्र० ए० | च, इति-अव्यय । व्यवहारनयभणितं-प्रथमा एक० | शुद्धनयस्य-षष्ठी एक० । 
तु-अव्यय । जीवे-सप्तमी एकवचन । अबद्धस्पष्टं-प्र० एक० । भवति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन 
क्रिया । कर्म-प्रथमा एकबवचन ।।१४१॥ 


सिद्धान्त -- १- घटनामें जीव कमंसे बँधा व छुप्ना हुआ है । २- स्वरूपमें जीव कम 
से बंधा छुवा हुआ नहीं है । 

दृष्टि - १- संश्लिष्ट विजात्युपचरित ग्रसद्भूतव्यवहार (१२५) । २- प्रतिषेघक शुद्ध- 
नय (४६श्न) । 

प्रयोग--अपनी बद्धस्पृष्ट दशाका परिचय कर दुर्देशाके निरमित्तभृत मोहका परिहार 
कर प्रबद्धसपृष्ट ग्रन्तस्तत्त्को निहारकर बद्धाबद्धविकश्पसे दूर होकर प्रपने ज्ञानमान्र स्वशपम्रे 
रत होनेका पौरुष करना ॥ १४१ ॥ 

झब बताते है कि नयविभाग जाननेसे क्या होता है ?-- [जोीबे] जीवपें [कर्म] कमें 
बिद्ध ] बँधा हुआ है भ्रथवा [प्रबद्ध ] नही बँधा हुश्ना है [एवं तु। इस प्रकार तो [नियपक्ष] 
नयपक्ष [जानीहि] जानो [पुनः यः] भर जो [पक्षातिक्रांतः] पक्षसे पृथक्‌ हुआ [भण्यते ] 
कहा जाता है [सः समयसारः| वह समयसार है, निविकल्प श्रात्मतत्त्व है। 

टीकार्य--जीवमें कर्म बँधा हुथ्ा है ऐसा कहना तथा जीवमें कर्म नहीं बंधा हुम्मा है 
ऐसा कहना ये दोनों ही विकल्प नयपक्ष हैं। जो इस नयपक्षके विकल्पको लांध जाता है 








२५६ समयसार 
ततः कि-- 
कम्म॑ बद्धमबद्ध' जीबे एवं तु जाण णयपक्ख । 
पक्खातिक्कंतो पुण भण्णदि जों सो समयसारों ॥१४२॥ 
बद्ध व ग्रबद्ध विधि है, जीवसें नयका पक्ष यह जानो । 
किस्तु जो पक्षब्यपगत, उसको ही समयसार कहा ॥१४२॥ 
कर्म बद्धमबद्ध जीबे एवं तु जानीहि नयपक्ष । पक्षातित्रांतः पुनर्भण्यते य: स समयसार. ।॥।१४२॥ 
यः किल जीवे बढ्धं कर्मेति यश्च जीवेडब्रद्धं कमेंति विकल्प: स हितयोपि हि नयपक्ष: । 
य एवैनमतिक्रामति स एव सकलविकल्पातिक्रांत: स्वयं निविकल्पैकविज्ञानंघनस्वभावों भूत्वा 
साक्षात्समयसारः संभवति । तन्न यस्तावज्जीवे बद्धं कर्मेति विकल्पयति स जीवे5बद्धं कर्मेति 
एक पक्षमतिक्रामन्नपि न विकल्पमतिक्रामति । यस्तु जीवे5बद्ध॑ कर्मेति विकल्पय॑ति सोषि जीवे 
बढ़ कर्मेत्येक पक्षमतिक्रामन्नपि न विकल्पसतिक्रामति । यः पुनर्जीवे बद्धमबद्धं च कर्मेति 
विकल्यवति स तु त॑ द्वितयमपि पक्षमनतिक्रामन्न विकल्पमतिक्रामति । ततो य एवं समस्त- 
नामसंज्ञ-कम्म, बद्ध, अबद्ध, जीव, एव, तु, जाण, णयपक्ख, पक्खातिक्कत, पुण, ज, ते, समय- 
पार | धातुलश ताज मतओधते मत कपने। अक तिलक कम अत अब जीत व ते पंप 
. भ्रर्थात्‌ छोड़ देता है, वही समस्त विकल्पोसे दूर रहता हुग्ना स्वयं निविकल्य एक विज्ञानघन- 
स्वभावरूप होकर साक्षात्‌ समयसार हो जाता है | वहाँ जो जोवमें कर्म बंघा है ऐसा विकल्प 
करता है वह 'जीवमें कर्म नहीं बँधा है' ऐसे एक पक्षकों छोड़ता हुआ्ला भी विकल्पको नहीं 
छोड़ता । ग्रौर जो जीवमें कर्म नही बँधा है, ऐसा विकल्प करता है वह 'जीवमें कर्म बँधा है! 
ऐसे विकल्परूप एक पक्षकों छोड़ता हुआ भी विकल्यकी नहीं छोड़ता, श्रौर जो 'जीवमें कमे 
ब्रेंधा भी है तथा नहीं भी बंधा है' ऐसा विकल्प करता है वह उन दोनों ही नयपक्षोंकों नहीं 
छोड़ता हुप्ना विकल्पको नहीं छोड़ता । इसलिये जो सभी नयपक्षोंकों छोडता है, वही समस्त 
विकल्योंकों छोड़ता है तथा वही समयसारकों जानता है, अ्रनुभवता है।.... 
भावाथं--जीव कमसे बेंधा हुआ है तथा नहीं बँंधा है, ये दोनों नयपक्ष हैं । उनमें 
से किसीने तो बंधपक्षकों ग्रहण कर लिया, उसने भी विकल्त ही ग्रहण किया; किसीने श्रबंधपक्ष 
ग्रहण किया, उसने भी विकल्प ही लिया प्रौर किसीने दोनों पक्ष लिए, उसने भी पक्षका हो 
विकल्प ग्रहण किया । लेकिन जो ऐसे विकल्योंकों छोड़ देवा व किसी भी पक्षकों नहीं पकड़ता, 
वही शुद्ध पदार्थ का स्वरूप जानकर सहज भ्रविकार समयसारको प्राप्त कर लेता है । नयोंका! 
पक्ष पकड़ना राग है, और रागमें सहज प्रन्तस्तत्व ज्ञानमें नहीं ठहरता सो सब नयपक्षोंकी 


कंतृ कर्माधिकार २५७ 
नयपक्षमतिक्रामति स एवं समस्त विकल्पमतिक्रामति । य एव समस्त विकल्पमतिक़ामति स 


एवं समयसारं घिंदति । यद्येव॑ तहि को हि नाम नयपक्षसंन्यासभावनां न नाटयति | य एब 
मुक्त्वा नयपक्षपातं स्वरूपगुप्ता निवसंति नित्यं। विकल्पजालच्युतशांतचित्तास्त एव साक्षादमृ्त 
पिबंति ॥६६॥ एकस्य बद्धो न तथा परस्य चिति द्वयोद्वाविति पक्षपाता । यस्तत्त्ववेदी च्युत- 
पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ७०।। एकस्य मूढो त तथा परस्य च्िति द्यो्दाविति 
पक्षपातौ । यस्‍्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥७१॥ एकस्य रक्तो न 
तथा परस्य चिति द्योद्वाविति पक्षपाता । यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु 
चिच्चिदेव ।।७२॥ एकस्य दुष्टो (द्विष्टे) न तथा परस्य चिति द्वयोद्वाविति पक्षपाती । यस्तत्त्व- 
वेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव 98३॥ एकस्य कर्ता न तथा परस्य चिति 
द्रयोद्दाविति पक्षपाता । यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥॥७४॥ 





छोड़नेपर ही सहजसिद्ध समयसारका परिचय होता है । 

जिज्ञासा--यदि ऐसा है तो नयपक्षके त्यागकी भावनाको कौन नहीं नचावेगा ? 
इसका समाधानरूप काव्य कहते हैं--य एव इत्यादि | श्रथथं--जों पुरुष नयके पक्षपातको 
छोडकर अपने स्वरूपमे गुप्त होते हुए निरन्तर निवास करते हैं, वे ही पुरुष विकल्पके जालसे 
च्युत व शांत चित्त होते हुए साक्षात्‌ अश्रमृतकों पीते है। भावा्थ--जब तक कुछ भी पक्षपात 
रहता है, तब तक चित्त क्षुब्ध रहता । जब सब नयोंका पक्षपात दूर हो जाता है, तब ही 
स्वरूपका यथा श्रनुभव होता है । 


अ्रब तत्त्वज्ञानो होकर स्वरूपको पाता है, इस भावकों बतानेके लिये कलशरूप बीस 
काव्य कहते हैं--एकस्य इत्यादि । श्र्थ -यह चिन्मान्न जीव कमंसे बँना हुआ है यह एक 
नयका पक्ष है श्रौर दूसरे नयका पक्ष ऐसा है कि कमंसे नहीं बेंधा । इस तरह दो नयोंके दो 
पक्ष है। सो दोनों नयोंका जिसके पक्षपात है, वह तत्त्ववेदी नही है और जो तस्ववेदों है, वह 
पक्षपातसे रहित है, उस पुरुषके उपयोगमें बिन्मान्र श्रात्मा शाश्वत चिन्मान्र दही है..। भावाथे- 
यहाँ शुद्धनयकी मुख्यतासे जीवका परिचय कराया जा रहा है सो जीव पदार्थंको शुद्ध, नित्य 
प्रभेद, चैतन्यमात्र निरखकर कहते है कि जो इस शुद्धनयका भी पक्षपात करेगा, वह भो उस 
स्वरूपके स्वादको नहीं पायेगा । भ्रशुद्धनयपक्षमें तो प्रकट भ्रशुद्धताका परिचय है, कितु शुद्धनय 
का भी पक्षपात करेगा तो पक्षका राग नहीं मिटेगा, वीतरागता नहीं होगी । इसलिये पक्षपात 
को छोड़ विन्‍्मात्रस्वरूपमें लीन. द्वोनेपर ही भव्य समग्रसारको पा सकता है ।. जैतन्यके परिणाम 


श्श्द , समयसार 


एकस्य भोक्ता न तथा परस्थ चिति द्वयोद्गाविति पक्षपातों । यस्तत्त्ववेदों च्यूतपक्षपातस्तस्थास्ति 
नित्यं खलू चिल्चिदेव ॥७५॥ एकस्प जीवो न तथा परस्थ चिति द्वयोद्वविति पक्षपातां । यस्त- 
त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥७६॥ एकस्य सूक्ष्मो न तथा परस्य 
चिति द्वयोद्ाविति पक्षपातो । यस्तत्त्ववेदो च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिक्चचिदेव ॥9७॥॥ 
एकस्य हेतुनं॑ तथा परस्य चिति द्योद्वाविति पक्षपातौं | यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति 
नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥७८॥। एकस्य काय न तथा परस्य चिति द्वयोद्वाविति पक्षपाती | यस्त- 
त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥७६॥॥ एकस्य भावों न तथा परस्य 





अति-क्रमु पादविक्षेपे, भण शब्दार्थ,। पदविबरण--कर्म-प्रथमा एक० | बद्ध, अबद्ध-अ्रथमा एक० । जीवे- 








परनिमित्तसे अ्रनेक होते हैं, उन सबक्तो गौण कर शुद्धनयमे पहुचना, फिर शुद्धनयके पक्षको 
छोड़ शुद्धस्वरूपमें प्रवृत्तिरुप चारित्र होनेसे वोतराग दशा होतो है । 

प्रब बढ़ श्रबद्ध पक्षके छुड़ानेकी तरह मोहो श्रमोही पक्षकों प्रकट कहकर छुड़ाते है-- 
एकस्य इत्यादि । भ्रथं“--जीव मोही है यह एक नयका पक्ष है और दूसरे नयका पक्ष है कि 
जीव मोही नही है । इस तरह ये दोनों ही चैतन्यमे पक्षपात है । जो तत्ववेदी है, वह पक्ष- 

' पातरहित है, उसके ज्ञानमे तो चित्‌ चित्‌ हो है । 

प्रब मोही श्रमोही पक्ष छुड़ानेकी भांति रागी भरागी पक्षकों प्रकट कहकर छुडाते 
है--एकस्य इत्यादि । प्रर्थ---यह जीव रागी है एक नयका तो ऐसा पक्ष है और दूसरे नय 
का ऐसा पक्षपात है कि रागी नही है । थे दोनों ही चैतन्यमें नयके पक्षपात है । जो तत्त्ववेदी 
है, वह पक्षपातरहित है, उसके उपयोगमें तो जो चित्‌ है, वह चित्‌ हो है । 

अब रागी भ्ररागी पक्ष छुड़ानेकी भांति अन्य पक्षोकों भी प्रकट कहकर छुडाते है-- 
एकस्थ दुष्टो इत्यादि | श्र्थं“-एक नयके तो द्वेषी है ऐसा पक्ष है प्रोर दूसरे नयके द्वेषी नहीं 
है ऐसा पक्ष है ऐसे ये चैतन्यमे दोनों नयोके दो पक्षपात है। तत्त्ववेदी पक्षपातरहित है, ग्रतः 
उसके ज्ञानमे तो चित्‌ चित्‌ ही है। एक नयके कर्ताका पक्ष है, दूधरे नयक्ने कर्ता नहीं ऐसा 
पक्ष है, ऐसे ये चैतन्यमें दोनो नयोके दो पक्षपात है, किन्तु तत्त्ववेदी पक्षपातरहित है, ग्रततः 
उसकी दृश्मिं तो चित्‌ चित्‌ ही है । एक नयके भोक्ता है, दूसरे वयके भोक्ता नहीं यह पक्ष 
है । ऐसे चैतन्यमें दो नयोंके दो पक्षपात है, किन्तु तत्त्ववेदी पक्षपात्रहित है, ग्रत: उसके ज्ञान 
में तो चित चित्‌ हो है । एक नयके मतमें जीव है, दूसरे नयके मतमें जीव है ऐसा नही ये 
चेतन्यमें दोनों नयोके पक्षपात है, किन्तु तत्त्ववेदी पक्षपातरहित है, उसके उपयोगमे तो चित्‌ 
बित्‌ हो है । एक नयके मतमें सृक्ष्म है, दूसरे नयके मतमें सूक्ष्म है ऐसा नही, ऐसे ये चैतन्य 


कतृ कर्माधिकार २५६ 


चिति द्वयोद्गाविति पक्षपातों । यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्थास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥॥५०॥। 
एकस्य चैको न तथा परस्य चिति द्वयोद्गविति पक्षपाती । यस्तस्ववेदी च्युतपक्षप।तस्तस्यास्ति 
नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥|८१॥ एकस्य सांतो न तथा परस्य चिति द्वयोद्वाविति पक्षपातां । यस्त- 
त्ववेदों च्युतपक्षपातस्तस्पास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥८२॥ एकस्य नित्यो न तथा परस्य 
विति द्वयोर्दाविति पक्षपातौ । यस्तत्त्ववेदी चयुतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिब्चिदेव ॥८३॥। 
एकस्य बाच्यो न तथा परस्य चिति द्योद्वाविति पक्षपातों । यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात्स्तस्यास्ति 
नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥८४॥। एकस्य नाना न तथा परस्य चिति द्वयोद्विति पक्षपातौ । यस्त- 
त्ववेदो च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खल चिच्चिदेव ॥८५॥ एकस्य चेत्यो न तथा परस्य 


सप्तमी एक० । एवं, तु-अव्यय । जानीहि-आज्ञाया लोट्‌ मध्यम पुरुष एक० क्रिया। नयपक्षम्‌-द्वितीया 


में दोनों नयोके दो पक्षपात है, किन्तु तच्ववेदी पक्षपातरहित है उसके ज्ञानमें तो चित्‌ चितृ्‌ 
ही है । एक नयके मतमें हेतु है, दूसरे नयके मतमें हेतु नही है, ऐसे ये चेतन्यमें दोनों नयोके 
दो पक्षपात है, किन्तु तत्त्ववेदी पक्षपातरहित है, भ्रतः उसके ज्ञानमें तो चित्‌ चित हो है। एक 
नयके मतमें यह जीव कार्य है, दूसरे नयके मतमें कार्य है ऐसा नही ये चैतन्यमें० । एक नय 
के मतमें जीव भावरूप है दूसरे नयके मतमें ग्रभावरूप है ऐसे ये चैतन्यमें० । एक नयके मत 
में जीव एक है, दूसरे नयके मतमें श्रनेक है ऐसे ये चैतन्यमें० । एक नयके मतमें जोव सांत 
है, दूसरे नयके मतमें अंतसहित नही है ऐसे ये चैतन्यमें० । एक नयके मसमें जीव नित्य है 
दूसरे नयके मतमे ग्रनित्य है ऐसे ये चेतन्यमें० । एक ब्यके मतमें जीव वाच्य है, दूसरे 
नयके मतमे वचनगोचर नही है ऐसे ये चेतन्यमें० । एक नयके मतमें जीव नानारूप है, दूसरे 
नयके मतमें नानारूप नही है, ऐसे ये बैतन्यमें० । एक नयके मतमें चेश्य अर्थात्‌ जानने योग्य 
है, दूसरे नयके मतमें चेतने योग्य नही है, ऐसे ये चेतन्यमे ० । एक नयके मतमें जीव हृए्य है 
दूसरे नयके मतमे देखनेमें नहीं श्राता, ऐसे ये चैतन्यमें० । एक नयके मतमें जीव वेद्य (वेदने 
योग्य) है दूसरे नयके मतमे वेदनेमे नहीं श्राता, ऐसे ये चेतन्यमें० । एक नयके मतमें जीब 
वरतंमान प्रत्यक्ष है, दूसरे नयके मतमें नही, ये दोनों नयोंके चैतन्यमें दो पक्षप।त्त हैं, किन्तु 
तत्ववेदो पक्षपातरहित है, ग्रतः उसके ज्ञानमें तो चितू चित्‌ ही है । 

ग्रब उक्त कथनोंका उपसंहारात्मक काव्य कहते है--स्वेच्छा इत्यादि । श्र -- ज्ञानी 
इस प्रकार पूर्व कही हुई रीतिसे जिसमें बहुत विकल्पोंके जाल झपने आप उठते हैं ऐसी बड़ी 
नयपक्षकक्षाकोीं लांघकर ग्रन्दर व बाहर जिसमें समतारस ही एक रस है, ऐसे स्वभाव वाले 
प्रनुभूतिमात्र प्रात्माके भावरूप अपने स्वरूपको प्राप्त होता है । 


२६० समयसार 


चिति द्योक्षीविति पक्षपातीं । यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिब्चिदेव ॥८६॥। 
एकस्य हृश:्यो न तथा परस्य चिति द्वयोद्दाविति पक्षपातो । यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति 
नित्यं खलु चिक्चिदेव ॥८७॥ एकस्य वेदयो न तथा परस्य(चिति द्वयोद्व विति पक्षपाती । यस्त- 
त्ववेदों च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खनु चिच्चिदेव ॥८५८। एकस्य भातो न तथा परस्य 
चिति द्वयोद्गाबिति पक्षपातो । यस्तत्ववेदी च्यूतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥८६॥ 
स्वेच्छासमुच्छुलदनल्पविकल्पजालामेब॑ व्यतीत्य महती नयपक्षकक्षां । अंतबहि: समरसैकरसस्व- 





एक० । पक्षातिक्रान्त:-प्रथमा एक० । पुन:-अव्यय ' भण्यते-वर्तमान लटू भावकर्म प्रक्रिया' अन्य पुरुष एक- 


प्रब॒तत्त्ववेदीका ग्रनुभव दिखलाते है--इंद्रजाल इत्यादि | श्र्थ--विपुल चंचल 
विकल्प तरंगों द्वारा उछलने वाले इस समस्त इन्द्रजालको जिसका स्फूरणा ही तत्काल विलीन 
कर देता है वह चैतन्यमात्र तेजः पुंज मैं हूं। मावार्थ--प्रविकार सहज चंतन्यका अ्रनुभव ही 
ऐसा है कि इसके होनेसे समस्त नयोंका विकल्परूप इंद्रजाल उसी समय विलीन हो जाता है । 

प्रसंगविवरण--श्रनन्तरपूर्व॑ गाथामें बताया गया था कि जीवमें कम बद्धस्पृष्ट है । 
यह व्यवहारनयसे कहा गया है, किन्तु शुद्धनयके मतमें जीवमे कर्म ग्रबद्धस्पृष्ट हे । इस विव- 
रशापर यह जिज्ञासा हुई कि इन दोनों नयपक्षोंके विपयमें होना क्या चाहिये ? इसका समा- 
घान इस गाथामें दिया है । 

तथ्यप्रकाश-- (१) जीवमें कर्म बद्ध है यह व्यवहारनयका पक्ष है । (२) जीवमें कर्म 
प्रबद्ध है यह निश्वयनयका पक्ष है। (३) जीवमें कर्म बद्ध है ऐसा जिसने विकल्प किया 
उसने यद्यपि जीवमें कमे अबद्ध है इस विकल्पका भ्रतिक्रमणा किया तो भी विकल्पातीत तो न 
रहा । (४) जीवमें कम शभ्रबद्ध है ऐसा जिसने विकल्प किया उसने यद्यपि जीवसमें कमंबद्ध है 
इस विकल्पका अतिक्रमण किया तो भी विकल्पातीत तो न रहा । (५) जीवमें कर्म बद्ध है 
झौर भ्रबद्ध है. जिसने ऐसा विकल्‍प किया उसने दोनों पक्षोका ही अश्रतिक्रमणा न किया सो 
विकल्पातीत तो है ही कहाँ ? (५) जो समस्त विकल्पोंका प्रभाव कर दे वह हो निविकल्प 
ज्ञानचनस्वभाव होता हुझ्ना साक्षात्‌ समयसार है । (७) तत्त्वज्ञानो आत्मा दोनों पक्षपातोंसे 
रहित है, उसके तो चित्‌ (चेतन) चित्‌ ही है, बद्ध अ्रबद्ध भ्रादि नही । 

सिद्धान्त-- (१) जीवमें कर्म बद्ध है। (२) जीवमें जीवस्वरूप ही है, कर्म बद्ध नही 
है। (३) जीव निविकल्प भ्रखण्ड चिन्मात्र है। 

हृष्टि-- १- पराधिकरणत्व प्रसदूभुतव्यवहार (१३४) । २- परमशुद्धनिश्वयनय 
(४४), प्रतिषेषक शुद्धनय (४६शअ्र) । ३- शुद्धनय (४६), परमभावग्राहुक द्रव्याथिकनय (३०), 
शुद्ध पारिणामिक परमभावग्राहक शुद्ध द्रव्याथिकनय (३०श्र) । 




















कतु कर्माधिकार २६१ 


भाव॑ स्व॑_ भावभेकमुपयात्यनुभूतिमात्र॑ ॥॥६०॥ . इंद्रजालमिदमेवमुच्छलत्पुष्कलोच्चलविकल्पवी- 
चि२भिः । यस्य विस्फुरणमेव तत्क्षणं कृत्स्नमस्यति तदस्मि चिन्महः ॥8१॥ ॥ १४२ ॥ 


वचन क्रिया | ये , सः-प्रथमा एक ७० । समयसार-प्रथमा एकवचन ।। १४२ ॥। 


प्रयोग--नयोंसे प्रात्मपरिचय करके नयपक्षातिक्रान्त होकर प्रभेद श्रन्तस्तत्त्वके श्रभि- | 
मुख होनेका सहज अन्त: पोर्ष होना।। १४२ ।॥। 

भ्रब पूछते हैं कि पक्षातिक्रान्त ज्ञानीका क्‍या स्वरूप है ? उसका उत्तररूप गाथा कहते 
है-- [नियपक्षपरिहोनः] तयपक्षसे रहित [समयप्रतिबद्ध:] प्रपने शुद्धात्मासे प्रतिबद्ध ज्ञानी पुरुष 
[हयोरपि] दोनों ही [नययों:| नयोंके [भरितं] कथनको [केवल] केवल [जानाति तु] 
जानता ही है [तु] परन्तु [नयपक्ष] नयपक्षको [किजिदपि] किडिचन्मात्र भी [न रगृक्वाति] 
नही ग्रहण करता । 


तात्पयें-- व्यवह्ा रनयसे गुजरकर निश्चयनयसे जानकर, शुद्धनय द्वारा सर्वनयपक्षसे 
ग्रतीत होकर भव्यात्मा सहज भ्रन्तस्तत्त्वका श्रनुभव करता है । 

टीकार्थ--जैसे केवली भगवान विश्वसाक्षी होनेसे श्रुतज्ञानके अवयवश्ुत व्यवहार 
निश्चयनयके पक्षरूप दो नयके स्वरूपकों केवल जानते हो हैं, परन्तु किसी भी नयके पक्षको 
ग्रहण नही करते, क्योंकि केवली भगवान निरंतर समुल्लसित स्वाभाविक निर्मेल केवलज्ञानस्व- 
भाव हैं, इसलिये नित्य ही स्वयमेव विज्ञानधनस्वरूप हैं, श्रौर इसी कारण श्रुतज्ञानकी भूमिका 
से अतिक्रान्त होनेके कारण समस्त नयपक्षोंके परिग्रहसे दूरवर्ती है । उसी प्रकार जो श्रुतज्ञान 
के अवयवभूत व्यवहार निश्चयरूप दोनों नयोंके स्वरूपको क्षयोपशमविजुम्भित भ्रुतज्ञानस्वरूप 
विकल्पोकी उत्पत्ति होनेपर भी ज्ञेयोंवे ग्रहण करनेमें उत्सुकताकी निवृत्ति होनेसे केवल जानता 
है, परन्तु तीक्षण ज्ञानहष्टिसे ग्रहएा किये गये निर्मेल नित्य उदित चेतन्यस्वरूप अ्रपने शुद्धात्मा 
से प्रतिबद्धताके कारणा उस स्वरूपके भ्रनुभवनेके समय स्वयमेव केवलीकी तरह विज्ञानधनरूप 
होनेसे श्रतज्ञानस्वरूप समस्त श्रंतरंग श्ौर बाह्म भ्रक्षरस्वरूप विकल्पकी भूमिकासे श्रतिक्रांत 
होनेसे समस्त नयपक्षके ग्रहणसे दुरीभूत होनेके कारण किसी भी नयपक्षकों ग्रहण नही करता 
है । वह मतिश्रुतज्ञानी भी निश्चयसे समस्त विकल्पोंसे दूरवर्ती परमात्मा, ज्ञानात्मा, प्रत्य- 
ज्योति, आत्मख्यातिरूप अनुभूतिमात्र समयसार है । 

भावाथें--जैसे केवली भगवान्‌ सदा नयपक्षोंके साक्षीमात्र है, वैसे श्रुतज्ञानी भी जिस 
समय समस्त नयपक्षोंसे श्रतिक्रान्त होकर शुद्ध चैतन्यमातन्र भावका भ्रनुभव करता है, तब नय- 
पक्षका साक्षी मात्र ही है! यदि एक नयका सर्वेथा पक्ष ग्रहण करे तो मिथ्यात्वसे मिला हुआा 
पक्षका राग हुझ्ला तथा प्रयोजनके वशसे एक नयको भ्रधान कर ग्रहण करे तो मिथ्यात्वके बिना 








२६२ समयसार 
पक्षातिक्रांतस्य कि स्वरूपमिति चेतु-- 
दोण्हवि एयाण भणियं जाण॒इ णवरिं तु समयपडिबद्धों । 
ण्‌ दु एयपक्ख गिण्हदि किंचिवि णुयपक्खपरिहीणों ॥१४३॥ 


शुद्धात्मतत्व ज्ञाता, दोनों नयपक्ष जानता केवल । 
नहिं पक्ष कोहद गहता, वह तो नयपक्ष परिहारो ॥१४३॥ 
इयोरपि नययोभंणितं जानाति केवल तु समयप्रतिबद्ध । न तु नयपक्ष गृक्लाति किचिदपि नयपक्षपरिहीन: । 
यथा खलु भगवान्केवली श्रुतज्ञानावयवभूतयोव्यंवहारनिश्वयनयपक्षयो: विश्वसाक्षितया 
केवल स्वहपमेव जानाति न तु सततमुल्लसितसहजविमलसकलकेवलज्नानतथा नित्य स््रयमेव 
विज्ञानघनभूतत्वाच्छ तज्ञानभूमिकातिक्रांततया समस्तनयपक्षपरिग्रहदूरीभूतत्वात्केवनापि नय- 
क्षं परिगृक्लाति । तथा किल यः श्रुतज्ञानावयवर्भूतयोव्यवहारनिश्चयनयपक्षयो:ः क्षयोपशमविजु- 


नामसंज्ञ-दु, वि, णय, भणिय, णवरि, तु, समयपडिबद्ध, ण, दु, णयपक्ख, किचि, वि, णयपक्ख- 
परिहीण । धातुसंश-ने प्रापणे, भण कथने, जाण अवबोधने, गिष्ह ग्रहण । प्रकृतिशब्ब--द्विं, अपि, तय, 
भणित, केबलं, तु, समयप्रतिबद्ध, न, तु, नयपक्ष, किचितृ, अपि, नयपक्षपरिहीन | घमूलधातु-भण शब्दार्थ , 
ज्ञा अवबोधने, ओहार त्यागे जुहोत्यादि, ग्रह उपादाने ऋयादि, पक्ष परिग्रहे +वादि चुरादि | पदविबरण-- 











चारित्रमोहके पक्षका राग हुप्ना । हाँ, जब नयपक्षको छोडकर वस्तुस्वरूपको केवल जानता ही 
रहे, तब उस समय श्रुतज्ञानी भी केवलीकी तरह ज्ञाताहृष्टा ही होता है, साक्षीमात्र होता है । 

ग्रब इस भ्रथंको मनमें धारण कर तत्त्ववेदी ऐसा अनुभव करता है--चित्स्वभाव 
इत्यादि । श्र --चेतन्यस्वभावके पुझुजसे भावित भाव श्रभावस्वरूप एक भावरूप परमार्थरूप 
से एक अपार समयसारको समस्त बंधकी परिपाटीको दुर करके मै ग्रनुभवता हू । भावाथथे--- 
परद्रव्यविषयक कर्ताकमेंभावसे बंधकी चली आई हुई परिपाटी दूर कर मै समयसारका अनु- 
भव करता हूं, जो कि श्रपार है श्रर्थात्‌ जिसके प्रतन्त ज्ञानादि गृणका पार नही है । 

प्रसंगविधरण--5प्रनन्त रपूर्व गाथामे बताया गया था कि पक्षातिक्रान्त आत्मा समय- 
सार है । सो इसी विषयमे प्रश्न हुआ्ला कि पक्षातिक्रान्तका स्वरूप क्या है ? इसीका समाधान 
इस गाथामे किया है । 

तथ्यप्रकाश--( १) केवलश्ञानी प्रभु विश्वके साक्षो मात्र होनेसे श्रुतज्ञानके भ्रंशरूप 
व्यवहारनय व निश्चयनयका केवल स्वरूप ही जानते हैं, कितु किसो भी पक्षको ग्रहरा नहीं 
करते । (२) प्रभु सर्वज्ञताके कारण ज्ञानघनभूत है, श्रतः श्रुतज्ञनकी भूमिकासे अतिक्रान्त 
होनेसे नयप्रक्षके परिग्रहसे दूर है। (३) श्ुतज्ञानी श्रुतज्ञान।त्मक विकल्प उठनेपर भी परतत्त्व 
का परिग्रहण करनेकी उत्सुकता निवृत्त हो जानेसे व्यवहारनय वे निश्चयनयका मात्र स्वरूप 


कतु कर्माधिकार २६३ 


म्मितश्रुतज्ञानात्मकविकल्पप्रत्युदूगमनेषि परपरिग्रहप्रतिनिवृत्तौत्युक्यतया स्वरूपभेद॑ केवल 
जानाति न तु खरतरहृष्टिगहीतसुनिस्तुषनित्योदितचिन्मयसमयप्रतिबद्धतया तदात्वे स्वयमेव 
विज्ञानघनभूतत्वात्‌ श्रुतज्ञानात्मकसमस्तांतर्ब हिजेल्यरूपविकल्यभूमिकातिक्रांततया समस्तनयपक्ष- 
परिग्रहदूरीभूतत्वात्कंचनापि नयपक्ष परिगृह्लाति स खलु निखिलविकल्पेभ्य: परतरः परमत/त्मा 
ज्ञानात्मा प्रत्यग्ज्योतिरात्मख्यातिरूपो3नुभूतिमात्र: समयसारः । चित्स्वभावभरभावितभावा5भा- 
वभावपरमाथर्थंतयैक॑ । बंधपद्धतिमपास्य समस्‍्तां चेतये समयसारमपार ॥६&२॥ ।॥| १४३ ॥। 

द्वयों -षष्ठी द्विवचन । अपि-अव्यय । नययों -षप्ठी ह्विवचन ! भणित-द्वितीया एक० । जानाति-वरत॑मान 
लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन । केवल-अव्ययभावे । समयप्रतिबद्ध -प्रथमा एकबचन । न-अव्यय । तु-अव्यय | 


नयपक्ष-द्वितीया एक० । मुक्लाति-वर्तेमान लट अन्य पुरुष एकवचन । किचित्‌-अव्यय । अन्त -प्रथमा एक- 
वचन | अपि-अव्यय । नयपक्षपरिहीन'-प्रथमा एकबचन || १४३॥। 











ही जानते, किन्तु नयपक्षका परिग्रहणा नही करते । (४) श्रतज्ञानी ग्रन्तःप्रकाशमान चिन्मय 
समयसारमें प्रतिबद्ध होनेसे उसके उपयोगके समय स्वयं ज्ञानधनभूत हैं, भ्रतः समस्त विकल्प- 
भूमिकासे अतिक्रांत होनेके कारण समस्त नयपक्ष परिग्रहसे दूर हैं। (५) पक्षातिक्रान्त दशामें 
झनुभूतिमात्र प्रात्मख्यातिरूप ज्ञानात्मक ज्योति समयसार है। 

सिद्धान्त-- (१) श्रन्तस्तत्त्वाभिमुख प्रात्मा नयपक्षको ग्रहण नहीं करता । (२) 
केवलज्ञानी प्रभु विश्वके साक्षोमात्र है । 

हृष्टि-- १- शुद्धभावनापेक्ष शुद्ध द्रव्याधिकनय (२४ब) । २- शुद्धनेश्वयनय (४६) । 

प्रयोग --विकल्पबुद्धिको दूर कर निविकत्प चित्स्वभावमय समयसारकी हृष्टिमें बने 
रहनेका पोौरुष करना ॥ १४३ ॥। 

पक्षसे दूरवर्ती ही समयसार है प्रब यह सिद्ध करते हैं--[यः] जो [सर्वनयपक्षरहितः] 
सब नयपक्षोंसे रहित है [सः] वही [समयसारः| समयसार [भरितः] कहा गया है। [एथ: ] 
यह समयसार हो [केबल | केवल [सम्परदर्शनज्ञानं]। [इति] ऐसे [व्यपदेशं | नामको 
[लगते | पाता है। 

टीकार्थ--जो निश्चयसे समस्त नयपक्षसे सण्डित न होनेसे जिसमे समस्त विकल्पोंके 
व्यापार विलय हो गए हैं, ऐसा समयसार शुद्ध स्वरूप है सो यहो एक केवल सम्यरदशेन, 
सम्यग्ज्ञान ऐसे नामको पाता है । ये परमार्थसे एक ही है, क्योकि गआ्रात्मा, प्रथम तो श्रुतज्ञान 
के प्रवलम्बनसे ज्ञानरवभाव आत्माका निश्चय कर, पीछे निश्चयसे आत्माकी प्रकट श्रसिद्धि 
होनेके लिए. परपदार्थकी ख्याति होनेके कारणभूत इन्द्रिय ओर मनके द्वारा हुई प्रवृत्तिहप 
बुद्धिकों मगोण कर जिसने मतिज्ञानका स्वरूप आत्माके सन्‍्मुख किया है ऐसा होता हुआा 


२६४ समयसार 

पक्षातिक्रांत एव. समयसार इत्यबतिप्ठते--- 
सम्मद सशणाणं एसो लहदित्ति णवरि ववरदेसं । 
सव्वण॒यपक्खरहिदों भणिदों जो सो समयसारो ॥१४४॥ 


सर्वेनयपक्ष प्रपगत, जो है उसको हिं समयसार कहा । 

यह ही केवल सम्यग्‌, दर्शन संज्ञान कहलाता ॥१४४॥ 
सम्यग्दशंनज्ञाममेष लभते इति केवल व्यपदेशं । सर्वनयपक्षरहितों भणितो य स समयसार: ॥ १४४ || 
प्रयमेक एवं केवल सम्यग्दशंनज्ञानव्यपदेशं किल लभते । यः खल्वखिलनयपक्षाक्षुण्णा- 
तया विश्रांतससमस्तविकल्पव्यापार: स समयसार: । यतः प्रथमत: श्रुतज्ञानावष्टंभेन ज्ञानस्व॒भाव - 
मात्मानं निश्चित्य_ तत: खल्वात्मख्यातये परख्यातिहेतुनखिला एवेन्द्रियानिन्द्रियबुद्धी रबधीय॑ 
प्रात्माभिमुखीकृतमतिज्ञानतत्त्व:, तथा नानाविधनयपक्षालंबनेनानेकविकल्पैराकुलयंतीः श्रुतज्ञान- 





नामसंज्म-- सम्मद्दंसणणाण, एत, इत्ति, णवरि, ववदेस, सव्वणयपक्‍्खराहिद, भणिद, ज, त, समय- 








| जा आम आम 


तथा नाना प्रकारके नयोंके पक्षोंको भ्रवलम्बन कर अनेक विकल्पोसे आकुलता उत्पन्न कराने 
वाली श्र॒तज्ञानकी बुद्धिकों भी गोण कर तथा श्रतज्ञानकों भी झ्ात्मतत््वके स्वरूपमे सन्मुख 
करता हुप्रा अत्यन्त निविकल्परूप होकर तत्काल भ्रपने निजरससे ही प्रकट हुआ प्रादि, मध्य 
शोर अन्तके भेदसे रहित श्रनाकुल एक (केबल) समस्त पदार्थ समूहरूप लोकके ऊपर तैरतेकी 
तरह श्रखंड प्रतिभासमय, भ्रविनाशी, भ्रनन्त विज्ञानघन परमात्मस्वरूप समयसारको ही शअत्तु- 
भवता हुआ सम्यक्‌ प्रकार देखा जाता है, श्रद्धान किया जाता है, सम्यक्‌ प्रकार जाना जाता 
है ! इस कारण सम्यग्दशेन भौर सम्यग्ज्ञान समयसार हो है । भमावार्थ-- पहले तो आगमज्ञानसे 
प्रात्माको ज्ञानस्वरूप निश्चय करना, पीछे इन्द्रियबुद्धिरूप मतिज्ञानकों भी ज्ञानमात्रमें ही 
मिलाना तथा श्रुतज्ञानरूप नयोंके विकल्प मेट श्रुतज्ञानकोी भो निविकल्प कर एक ज्ञानमात्रमे 
मिलानसा और अखण्ड प्रतिभासका प्रनुभव करना यही सम्यग्दशेन, सम्यरज्ञान नाम पता है, 
ये दर्शन ज्ञान आत्मासे कुछ पृथक्‌ नही है । 

ग्रब इसी भ्रथेंका कलशरूप कांव्य कहते हैं--प्राफ्रामन्‌ इत्यादि । श्रथं-- नयोंके पक्ष 
बिना निविकल्प भावको प्राप्त हुआ जो समय (भ्रागम व श्रात्मा) का सार सुशोभित होता है, 
जो कि निश्चित पुरुषों द्वारा स्वयं भ्रास्वाद्यमान है प्रर्थात्‌ उन्होंने श्रनुभवसे जान लिया है 
वही यह भगवान्‌, जिसका विज्ञान ही एक रस है, ऐसा पवित्र पुराण पुरुष है। इसको ज्ञान 
कहो अ्रथबा दर्शन कहो अथवा कुछ प्रन्य नामसे कहो, जो कुछ है सो यह एक ही है, मात्र 
वीथ॑ प्रवृत्तिके लिये वह श्रनेक नामोंसे कहा जाता है । 


कतु कर्माधिकार २६५ 


बुद्धी रप्पवधीय॑ श्रुतज्ञानतत्त्वमप्यात्माभिमुखीकुरव॑न्नत्यंतमविकल्पो भूत्वा ऋषित्येव स्व॒ससत एव 
व्यक्तीभवंतमादिमध्यांतविमुक्तमनाकुलमेक॑ केवलमखिलस्थापि विश्वस्योपरि तरंतमिवाखंडप्रति- 
भासमयमनंत्त विज्ञानधनं परमात्मानं समयसारं विदन्नेवात्मा सम्यस्हश्यते ज्ञायते च तत: सम्य- 
ग्दशनं ज्ञानां च समयसार एव । भ्राक्रामन्नविकल्पभावमचलं पक्षनंयानां विना, सारो यः समय- 
स्य भाति निभृतैरास्वाद्यमान: स्वयं । विज्ञानंकरसः स एप भगवान्पुण्यः पुराण: पुमाव, ज्ञानं 
दर्शनमप्ययं किमथवा यत्किचनैकोप्ययं ॥६३॥ दूरं भूरिविकल्पजालगहने अ्राम्यन्निजोधाच्च्युतो 
दूरादेव विवेकनिम्नगमनाननीतो निजी बलात्‌ । विज्ञानेकरसस्तदेकरसिनामात्मानमात्मा हरन्‌, 


 आ अमल मन 


सार। धातुसंज्ञ-लभ प्राप्तो, भण कथने। प्रकतिशब्द-सम्यग्दशनज्ञान, एतत्‌, इति, केवल, व्यपदेश 
सर्वनयपक्षरहित, भणित, यत्‌, ततू, समयसार । मूलधातु - सम्र-अंचु विशेषणों चुरादि, हशिर प्रेक्षणे, ज्ञा 

ग्रव ज्ञानसे च्यत हुआ यह भाएमा ज्ञानमें ही ञ्रा मिलता है--दूर इत्यादि | श्रथें--- 
अपने विज्ञानधन स्वभावसे च्यूत यह आत्मा बहुत विकल्पोंके जालके गहन बनमें श्रत्यंत 
भ्रमण करता हुश्रा अब दूरसे ही मुड़कर विवेकरूप भिम्त मार्गम गमनकर जलकी भांति अपने 
ग्राप अपने किज्ञानघनस्वभावमें श्रा मिला । कैसा है वह ग्रात्मा ? जो विज्ञानरसके ही रसीले 
है उनको एक विज्ञानरसस्वरूप ही है । ऐसा प्रात्मा श्रपने भ्रात्मस्वभावको श्रपनेमें ही समेटता 
हुआ गतानुगतताको पाता है याने जैसे बाह्य गया था वैसे ही भ्रपने स्वभावमें ञ्रा जाता है 

भावार्थ--जैसे समुद्रादि जलके निवासमें से जल सूय्यंताप श्रादिके कारण च्यूत होकर 
उड़ा उडा फिरा, फिर वह डोला होकर गिरा तो वह वनमें भ्रनेक जगह अ्रमता है, फिर कोई 
नीचे मार्गसे बह-बहकर जैसाका तैसा श्रपने जलके निवासमें श्रा मिलता है। उसी प्रकार 
ग्रात्मा भी अ्रज्ञान मोहादि श्रनेक संतापोसे अपने स्वभावसे च्यूत हुआ अमण करता कोई 
सुयोग पाकर भेदज्ञान (विवेक) रूप नोचे मारगंसे श्रपने श्राप श्रपनेको लाता हुआ अपने स्वभाव 
रूप विज्ञानघनमें श्रा मिलता है। 

ग्रब॒कर्ता-करमके संक्षेप अर्थथे कलशरूप्र श्लोक कहते है--बविकल्पकः इत्यादि। 
अर्थ---विकल्प करने वाला हो केवल कर्ता है श्रौर विकल्प केवल कर्म है, विकल्पसहितका 
कर्ताकर्मपना कभी नष्ट नहीं होता । भावार्थ--जब तक विकल्पभाव है, तब तक कर्ताकर्मभाव 
है । जिस समय विकल्पका भ्रभाव होता है उस समय कर्ता-कर्मंभावका भी प्रभाव हो जाता है । 

यः करोति इत्यादि । प्रर्थं---जो करता है वह केवल करता ही है श्रौर जो जानता 
है बह केवल जानता ही है | जो करता है, वह कुछ जानता ही नही है श्लौर जो जानता है, 
बह कुछ भी नहीं करता है । 

जशप्तिः इत्यादि । श्रथें--जाननेरूप क्रिया करनेहप क्रियाके श्रन्दर नहीं प्रतिभासित 











२१६६ समयसार 


ग्रात्मन्येब सदा गतानुगततामायात्ययं तोयवतु ६४॥ विकुल्पकः पर कर्ता विकल्प: कमे केवल । 
न जातु कतु कर्मत्वं सविकल्पस्य नश्यति ॥६५॥ यः करोति स करोति केवल यस्तु वेत्ति स तु 
वेत्ति केवल । यः करोति न हि वेत्ति स क्वचित्‌ यस्तु वेत्ति न करोति स क्वचित्‌ ॥६६॥ 
ज्ञप्ति: करोतो न हि भासतेडन्त: ज्ञतौ करोतिश्व न भासनेउन्तः । ज्ञप्ति: करोतिश्व ततो विभिन्‍ने 














हातो और करनेरूप क्रिया जाननेरूप क्रियाक॑ भ्न्दर नहीं प्रतिभासित हांती इसलिये ज्ञप्ति] 
क्रिया ओर करोतिक्रिया दोनों भिन्‍न-भिन्‍न है । इस कारण यह सिद्ध हुआ कि जो ज्ञाता है, 
बह कर्ता नही है। भावार्थ--जिस समय जीव ऐसा परिणाम करता है कि मैं. परद्रव्यको 
करता हूं, उस समय तो उस परिशणामन क्रियाका कर्ता ही है ज्ञातामात्रकी स्थिति नहीं है । 
तथा जिस समय ऐसा परिणमन करता है कि वह परद्रव्यकों जानता है उस समय उस जानन 
क्रियारूप ज्ञाता ही है वहाँ कतृ त्वभाव नही है । प्रश्न--सम्यर्हृश्टिकि जब तक चारित्रमोहका 
उदय है तब तक कषायरूप परिणमन होता है, तब तक उसे कर्ता कहें या नहीं ? समा- 
धान--अ्रविरतसम्यग्हृष्टि श्रादिके परद्रव्यके स्वामित्वरूप कतृ त्वका भ्रभिप्राय नही है, परन्तु 
कर्मके उदयकी माँकीका कषायरूप परिणमन है, उसका यह ज्ञाता है, इसलिये प्रज्ञानसम्बन्धी 
कतु त्व प्रविरत सम्यग्दृष्टिके भी नही हैं तथापि निमित्तकी बलाधानतासे विभाव परिणमनका 
फल कुछ होता है, किन्तु वह संसारका कारण नहीं है । जैसे जड़ कटनेके बाद वृक्ष कुछ 
समय तक हरा रहता है, परन्तु वह हरापन सूखनेकी ग्लोर हो है, ऐसे ही मिथ्यात्वमूल कटनेके 
बाद कुछ राग-द्वेष रहें, किन्तु वे मिटनेकी श्रोर ही है श्रीर जितने है उतनेका भी स्वामित्व 
सम्यग्टश्कि श्राशयमें नही है । 

कर्ता इत्यादि । श्र्थ--निश्चयतः कर्ता तो कर्ममे नहीं है श्र कर्म भी कर्तामें नही 
है । इस प्रकार दोनोका हो परस्पर ग्रत्यन्त निषेध है तब कया कर्ता-कर्मकी कहो स्थिति हो 
सकती है ? नही हो सकली । तब वस्तुकी मर्यादा व्यक्तरूप यह सिद्ध हुई कि ज्ञाता तो सदा 
ज्ञानमे ही है भोर कर्म है वह सदा कर्ममे ही है । तो भी झहो ! यह मोह (ज्ञान) नेपथ्यमे 
क्यो नाचता है ? भावार्थे--कर्म तो पुद्गल है, और जीव चेतन है। सो जीव तो पुद्गलमे 
नहीं है भ्रौर पुद्गल जीवमें नहीं है, तब इन दोनोंके कर्ता-कर्म भाव कंसे बन सकता है? 
इससे जीव तो ज्ञाता है सो ज्ञाता ही है, पुद्गलका कर्ता नही है औ्ौर पुद्गलकर्म है, वह कर्म 
ही है । ऐसे ये दोनों प्रकट भिन्न-भिन्न द्रव्य है तो भो श्रज्ञानोका यह मोह कैसे नाचता है 
कि मै तो कर्ता हैं प्रौर यह पुदुगल मेरा कर्म है यह बड़ा भ्रज्ञान है। इस श्रनहोनीपर आचारय॑ 
ने बत शब्द कहकर लेद प्रकट किया है । भ्रथवा इस तरह मोह नाचे तो नाचो, परन्तु वस्तु 


कतु कर्माधिकार २६७ 


ज्ञाता न कर्तेति तत: स्थित न ॥६७॥ कर्ता कर्ंरि। नास्ति नास्ति नियत॑ कर्मापि तत्कतेरि, 
ढंढ्ं विप्रतिषिध्यते यदि तदा का कतु कमंस्थिति: । ज्ञात ज्ञातरि कर्म कर्मणि सदा व्यक्तेति 
वस्तुस्थिति-नेंपथ्ये बत नानटीति रभसा मोहस्तथाप्येष कि ॥६८॥ भ्रथवा नानटचतां तथापि । 
सम्यरदर्शनज्ञान-प्रथमा व ह्वितीया एकबचन । एतत्‌-द्वितीया एक० । लभते-वर्तमान लट अन्य पुरुष एक० 


का स्वरूप तो जैसा है वसा ही रहता है - कर्ता कर्ता इत्यादि । श्रर्थ--प्रन्त रंगमे ग्रतिशयसे 
भ्रपनी चेतन्यशक्तिके समुहके भारसे ग्रत्यंत गस्भीर यह ज्ञानज्योतिस्वरूप अन्तस्तत्व ऐसा 
निए्चल व्यक्तरूप (प्रकट) हुग्ना कि पहले जैसे भ्रज्ञानमे ग्रात्मा कर्ता था उस प्रकार ग्रब कर्ता 
नही होता प्रोर इसके गअज्ञानसे जो पुदूगल कर्मरूप होता था, वह भी झ्रब कर्मरूप नही होता, 
किन्तु ज्ञान तो ज्ञानरूप हो हुप्ना प्रौर पुदुगल पुद्गलरूप रहा, ऐसे प्रकट हुम्ना । भावार्थ -- 
जत्र ग्रात्मा निज सहज श्रविकार ज्योतिका ज्ञानो होता है तब ज्ञान तो ज्ञानरूप ही परिणमन 
करता है, पुद्गलकरमंका कर्ता नहीं बनता और फिर पुदुगल पुद्गलर्प ही रहता है, कर्मरूप 
नहीं परिणमन करता । इस प्रकार ग्रात्माका यथार्थ ज्ञान होनेसे दोनों द्रव्योंके परिणामोमे 
निित्तन॑मित्तिक भाव नहीं होता, इस प्रकार जीव और अ्रजीव दोनों कर्ता-कर्मके वेषसे पृथक्‌ 
होकर निकल गये । 

प्रसंगविवरण--अनन्तरपूर्व॑गाथामे पक्षातिक्रान्तका स्वरूप बताया गया था। भ्रब 
इस गाथामे निश्चित किया गया कि पक्षातिक्रान्त ही समयसार है। 

तथ्यप्रकाश-- ( १) सम्यग्दशंन, सम्यग्ज्ञान यह केवल एक आत्मा हो है । (२) सबे- 
नयपक्षोसे अ्रखण्डित, विकल्पव्यापारशुन्य सह॒जात्मस्वरूप समयसार हैं। (३) मुमुक्षु, सबवे- 
प्रथम श्रुतज्ञानबलसे अपनेको ज्ञानस्वभावमय निश्चित करता है। (४) उससे फिर मुमुक्षु 
ग्रात्मस्यातिके लिये इन्द्रियज व अनिन्द्रियज ज्ञानोंको परख्यातिका हेतुभूत निश्चित करता है । 
(५) जिससे कि पश्वात्‌ मुमुक्षु मतिज्ञानतत््वको अपने सहजात्मस्वरूपके प्रभिमुख करता है । 
(६) तथ॑ैव मुमुक्षु ज्ञानगत बुद्धियोको ग्रनेकपक्षोके झ्लालम्बनसे भ्रनेक विकल्पों द्वारा प्राकुलित 
करने वाली भ्रवधारित करता है। (७) जिससे कि वह श्रुतज्ञान तत्त्वकों भी आत्माभिमुख 
करता है। (८) मोक्षाभिलाषी झात्मा मति श्रुतज्ञानको प्रात्माभिमुख करता हुग्रा श्रत्यन्त 
झ्रविकल्प होकर ज्ञानधन समयसारको ग्रनुभवता है। (६) सूर्य ताप द्वारा समुद्रजल उड़कर 
बादल बनकर भटक-भटककर स्वनम्नतासे नीचे गिरकर निमग्नापथसे बहकर समुद्रमें मिलकर 
स्वरूपस्थ हो जाता है। (१०) मोहताप द्वारा ज्ञानसमुद्रगत उपयोगजल उड़कर अज्ञ बनकर 
भटक-भटककर विनयभावसे प्रन्त: भाकर विवेकेंपयंसे अनुभवमें प्रावर ज्ञानपुंजमे मिलकर 
स्वरूपस्थ हो जाता है। (११) विकल्तक प्राणी कर्ता कहलाता है। (१२) करणाक्रियामे 











२६८ समयसार 


कर्ता कर्ता भवति न यथा कर्म कर्मापि नैव ज्ञानं ज्ञानं भवति चर यथा पुद्गलः पुदूगलो5पि । 
ज्ञानज्योतिज्वंलितमचलं व्यक्तमंतस्तथोच्चैश्चिच्छक्तीनां निकरभरतोः्त्यंतगंभीरमेततु ॥६६॥ 
॥ है '४४॥। 


॥ इति जोवाजोबो कतृ्‌ कर्मवेषविमुक्तो निष्क्रांतों ॥ 


इति श्रीमदमृतचंद्रसूरिविरचितायां समयसारव्याख्याय।मात्मख्यातो 
क॒तु कमंप्ररूपको द्वितीयोंइक: ॥ २ ॥ 





क्रिया | इति-अव्यय । केवल-अव्ययभावे । व्यपदेश-द्वितीया एक०। सर्वनयपक्षरहितः-प्रथमा एकबचन । 
भणित-प्र ० ए० कृदन्‍्त । य., सः-प्र० ए० । समयसार -प्रथमा एकवचन ॥१४४।॥ 


जाननक्रिया नहीं, जाननक्रियामें करणक्रिया नहीं। (१३) सम्यम्ज्ञान प्रकाशमें ज्ञानी कर्ता 
नही होता तब कार्माणवर्गंणा कर्मरूप नहीं होती । 

सिद्धान्त--- (- सम्यक्‌ ज्ञानबलसे ग्रात्मा प्रात्मामें उपयुक्त होता है। (२) समय- 
सार श्रविकल्प प्रखण्ड चिन्मात्र प्रन्तस्तत्त्व है । 

दृष्ट--१- शुद्धनिश्वयनय (४६), भ्रपूर्ण शुद्धनिश्वयनय । (४६ब), २-भ्रखंड परम- 
शुद्धनिश्वयनय (४४) । 

प्रयोग--सवंनयपक्षरहित होकर दशनज्ञानसामान्यात्मक श्रात्मतत््वको भ्रन्तः भ्रनुभवने 
का पौरुष करना ॥ १४४ ॥। 





॥ इति श्रीमदमृतचंद्रसूरिविरचित समयसारव्याख्या आ्रात्मख्यातिमें 
कतु कर्माधिकार सम्पूर्ण ॥२॥ 


डेट 


पुण्यपापाधिकार २६६ 


अथ पुण्यपापाधिकार: 


प्रथेकमेव कर्म द्विपात्रीमुय पुण्पपापरूपेण प्रविशति-- 
तदथ कम शुभाशुभभेदतो, द्वितवतां गतमंक्यमुपानयन्‌ । 
ग्लपितनिर्भरमोहरजा श्रयं, स्वयमुदेत्यवबोधसुधाप्लबः १० ०॥ 
एको दूरात््यजति मदिरां ब्राह्मणत्वाभिमानादन्यः शुद्र: स्वयवमहमिति स्नाति नित्यं तयैब । 
द्वावप्येती युगपदुदरान्निगंतो श॒द्विकाया: शद्रों साक्षादथ च चरतो जातिभेदअमेरशा ॥॥१०१॥। 





नाससंज्ञ--कम्म, असुह, कुसील, सुहकम्म, च, अवि, युसील, कह, त, सूसील, ज, संसार । धातु- 
संज्ञ--जाण अवबोधने, हो सत्ताया, प-विस प्रवेशने । प्रकृतिशब्द - कर्मनू, अशुभ, कुशील, शुभकर्मन्‌, चे 








श्रब एक ही कर्म दो पात्ररूप होकर पुण्यपापरूपसे प्रवेश करता है--तदथ इत्यादि । 
श्र्थ---कतृ कर्माधिकारमें तथ्यबोधके बाद शुभ अशुभके भेदसे द्विरूपताको प्राप्त हुए कमंके 
एकत्बको प्राप्त करता हुआ यह प्रनुभवगोचर सम्यर्जानरूप चंद्रमा स्वयं उदयको प्राप्त होता है । 

भावार्थ--कर्म एक होकर भी श्रज्ञानसे दो प्रकारमें दीखता था, उसे ज्ञानने एकरूप- 
में ही दिखला दिया सो इस ज्ञानने जो मोहरूपी रज लगी हुई थी, उसे दूर कर दी, तब हो 
यथार्थ ज्ञान हुप्ना । जैसे कि चन्द्रमाके सामने बादल श्रथवा पालेका समूह शभ्रादि भ्रा जाय तब 
यथार्थ प्रकाश नही होता, भ्रावरण दूर होनेपर यथार्थ प्रकाश होता है । 

श्रागे पुण्यपापके स्वरूपका दृशंतरूप काव्य कहते हैं--एको दूरातू इत्यादि | श्रथचे--- 
एक तो मैं ब्राह्मण हूं, इस अ्भिमानसे मथको दूरसे हो छोड़ देता है तथा दूसरा पुत्र “मैं शुद्र 
हूं' ऐसा मानकर उस मदिरासे नित्य स्नान करता है, उसे शुद्ध मानता है । विच्चारा जाय 
तब दोनों ही शूद्रीके पुत्र हैं, क्योंकि दोनों ही शूद्रीके उदरसे जन्मे हैं, इस कारण साक्षात्‌ शृद्र 
है| वे जातिभेदक्के भ्रमसे ऐसा ग्राचरण करते है । भावार्थ--किसी शुद्रीके दो पुत्र हुए, उसने 
दोनोंको नदीके घाटपर पेड़के नीचे छोड़ दिये उनमें एकको ब्राह्मण उठा लाया, एकको शझूद्र 
उठा लाया । भ्रब जो ब्राह्मणके यहाँ पला वह ब्राह्मणापनेके गवंसे ब्राह्मण जैसा आचरणा 
करता है भ्ौर जो शूद्रके यहां पला वह श॒द्र जैसा ग्राचरण करता है वास्तवमें हैं दोनों शूद्र । 
ऐसे ही कम तो पृण्य-पाप दोनों हैं, पर उनमे शुभ श्रशुभका भेद डाल दिया गया है । 

ग्रब॒ शुभाशुभ कमंके स्वभावका वर्णन करते हैं--[अ्शुमं कर्म | अशुभ कर्मको 
[कुशीलं] पापस्वभाव [प्रपि तर] शोर [शुभकर्म| शुभकर्मको [सुशोल ] पुण्यस्वभाव [जानीथ] 


२७० समयसार 


कम्ममसुहं कुसीलं सुहकम्मं चावि जाण॒ह सुसील॑। 
कह त॑ होदि सुसील॑ ज॑ संसारं पवेसेदि ॥१०५॥ 
है पापकर्म कुत्सित, सुशील है पुण्यकर्म जग जाने । 
शुभ है सुशील कैसा, जो भवमें जीवको डारे ॥१४५॥ 
कर्माथुभ कुणील शुभकर्म चापि जानीथ सुशील । कथ तद्‌ भवति सुशील यत्ससार प्रवेशयति ॥॥१४५।॥॥ 
शुभाशुबजीवपरिणामनिमित्तत्वे सति कारणभेदात्‌ शुभाशुभपुदूगलपरिणाममयत्वे सति 
स्वभावभेदात्‌ शुभाशुभफलपाकत्वे सत्यनुभवभेदात्‌ शुभाशुभमोक्षबंधमार्गाश्ितत्वे सत्याश्रयभेदात्‌ 
चैकमपि कर्म किचिच्छुभं किचिदशुभमिति केषांचित्किल पक्षः, स तु सप्रतिपक्ष: | तथाहि-- 








अप, सुशील, कथ, तत्‌, सुशील, यत्‌, संसार। मूलधातु -अ-शुभ शोभार्थे चुरादि, शील समाधौ भ्वादि, 
समृ-स्‌ गती, प्र-विद्य प्रवेशने तुदादि णिजन्‍त । पवविबरण--कर्म-द्वितीया एक० । अशुभ-द्वितीया एक० । 
जानो । परन्तु परमार्थहृष्टिसे कहते है कि [यत्‌] जो [संसार] प्राणीको संसारमें ही [ प्रवेश- 
यति | प्रवेश कराता है [तत्‌] वह कम [सुशोलं] शुभ, प्रच्छा [कर्थ] कंसे [भवति| हो 
सकता है? 
; तात्पयें--संसारप्रवेशक करमंमें प्रच्छा बुराका भेद नहीं मानना वे सब हेय है । 
टीका्थ--कितने ही लोकोंका ऐसा पक्ष है कि कर्म एक होनेपर भी शुभ-अद्युभके भेद 
से दो भेदरूप है, क्योंकि (१) शुभ श्रौर अशुभ जो जीवके परिणाम है, वे उसको निमित्त है 
उस रूपसे कारणके भेदसे भेद है। (२) शुभ श्रौर अशुभ पुदूगल परिणाममय होनेसे स्वभाव 
के भेदसे भेद है श्रौर (३) कर्मका जो शुभ-भ्रशुभ फल है, उसके रसास्वादके भेदसे भेद है 
तथा (४) शुभ-अशुभ मोक्ष तथा बधके मागंकी आाश्चितता होनेपर गआ्राश्नयमे भेदसे भेद है। 
इस प्रकार इन चारों हेतुशसे कोई कर्म शुभ है, कोई कर्म प्रशुभ है, ऐसा किसीका पक्ष है । 
परन्तु वह पक्ष उसका निषेध करने वाले प्रतिपक्षसे सहित है । श्रब. यही कहते है--शुभ व 
प्रशन जीवका परिणाम केवल श्रज्ञानमय होनेसे एक ही है, सो उसके एक होनेपर कारणका 
प्रभेद होनेसे कमं भी एक ही है तथा शुभ श्रथवा ग्रशुभ पुदूगलका परिणाम केवल पुद्ूगलमय 
होनेसे एक ही है श्रोर उसके एक होनेपर स्वभावके प्रभेदसे कर्म भी एक ही है। शुभ अथवा 
झ्रशुभ कमंके फलका रस केवल पुद्गलमय होनेसे एक है श्लौर उसके एक होनेपर आस्वादके 
झभेदसे कर्म भी एक ही है । शुभ ग्रशुभरूप मोक्ष और बधका मांग ये दोनो पृथक्‌ है, केवल 
जीवमय तो मोक्षका मार्ग है और केवल पुदूगलमय बंधका मागं है श्रतः वे श्रनेक है, एक 
नहीं हैं श्रोर उनके एक न होनेषर केवल पुदूगलमय बंधमागंकी ग्राश्रितताके कारण श्राश्रयके 


पुण्यपापाधिकार २७१ 


शुभोहशुमो वा जोवपरिणाम: केवलाज्ञानमयत्वादेकस्तदेकत्वे सति कारणाभेदात्‌ एक॑ कर्म । 
शुभो5शुभो वा पुदूगलपरिणाम: केवलपुद्गलमयत्वादेकस्तदेकत्वे सति स्वभावाभेदादेक॑ कर्म । 
शुभोइशुभो वा फलपाक: केवलपुद्गलमयत्वादेकस्तदेकत्वे सत्यनुभवाभेदादेक कर्म । शुभाशुभो 





कुशील-द्वितीया एकवचन । शुभकर्म-द्वि० एक० । च-अव्यय ५ अपि-अव्यथ । जानीध-वर्तमान लटू मध्यम 








ग्रभेदसे कर्म एक ही है । 

भावार्थ--कर्मंमें शुभ-अशुभके भेदका समर्थन पूर्वस्थलमें शद्भुकारने चार युक्तियां 
(१) कारणनेद, (२) स्वभावभेद, (३) अलुभवभेद, (४) ग्राश्रयभेद देकर कहा था उसमें 
कारणभेद तो बताया था कि शुभबंध शुभपरिणामसे होता व श्रशुभबन्ध प्रशुभपरिणामसे 
होता है | जैसे जीवका शुभपरिणाम है ग्ररहंतादिमें भक्तिका अनुराग, जीवोंमें अनुकपा परि- 
णाम ग्रौर मंदकषायसे चित्तको उज्ज्वलता इत्यादि, तथा अशुभका हेतु जीवके अशुभ परिणाम 
है--लीब्र क्रोधादिक, अशुभलेश्या, निर्देयता, विषयासक्तता, देव गुरु भ्रादि पृज्य पुरुषोंमें 
प्रविनयरूप प्रवृत्ति इत्यादिक, सो इन हतुझोके भेदसे कर्म शुभाशुभरूप दो प्रकारके कहे थे । 
श्रौर शुभ अ्रशुभ पुदूगलके परिणामके भेदसे स्वभावका भेद कहा था, शुभद्रव्यकर्म तो साता- 
वेदनीय, शुभग्रायु, शुभनाम, शुभगोत्र है तथा गप्रशुभ चार घातियाकमं, असातावेदनीय, 
अशुभआयु, अ्रशुभनाम, अशुभगोत्र ये है, इनके उदयसे प्राणीको इृष्ट-प्रनिष्ट सामग्री मिलती है, 
ये पुदूगलके स्वभाव है, यो इनके भेदसे कमंमे स्वभावका भेद बताया था। तथा शुभ प्रशुभ 
अनुभवके भेदसे भेद बताया था--शुभका अनुभव तो सुखरूप स्वाद है ्लौर अ्रशुभका दुःखरूप 
स्वाद है । तथा शुभाशुभ आश्रयके भेदसे भेद बताया था कि शुभका तो शआराश्नय मोक्षमाग्ग है 
ओर ग्रशुभका झाश्रय बंधमार्गें है। प्रब इस गाथामे उन भेदोंका निषेधपक्ष कह रहे है--- शुभ 
प्रौर अ्रशुभ दोनो जीवके परिणाम ग्रज्ञानमय है इसलिये दोनोंका एक श्रज्ञान ही कारण है, 
इस कारण हेतुके भेदसे कमंमें भेद नही है । शुभ-प्रशभ ये दोनों पुदूगलके परिणाम है इसलिये 
पुदूगलपरिणामरूप स्वभाव भो दोनोका एक ही है, इस कारणा स्वभावके श्रभेदसे भी कर्म 
एक ही है | शुभाशुभ फल सुखदुःखस्वरूप स्वाद भो पुद्गलमय ही है :सलिये स्वादके अभेद 
से भी कर्म एक ही है। शंकाकारने शुभ-अशभ मोक्ष-बंधमागं कहे थे, कितु वहां मोक्षमार्ग तो 
केवल जीवका ही परिणाम है औ्रोर बंधमार्ग केवल एक पुद्गलका हो परिणाम है, ग्राश्रय 
भिन्न-भिन्न हैं इसलिये बंधमार्गके प्राश्रयसे भी शुभ व अशुभ कर्म एक ही है। इस प्रकार 
यहाँ कर्मके शुभाशभ भेदके पक्षकों गौराकर निषेध किया, क्‍योंकि यहां प्रभेदपक्ष प्रधान है, 
अ्रतः ग्रभेदपक्षसे देखा जाय तो कर्म एक ही है, शुभ भ्रशुभ ऐसे भिन्न दो नहीं हैं ।।१४५॥। 


२७२ समयसार 


मोक्षबंधमार्गों तु प्रत्येक केवलंजीवपुदू्गलमयलवादनेकौ तदनेकत्वे सत्यपि केवलपुद्गलमयबंधमा- 
गश्ितत्वेनाश्रयाभेदादेक कर्म । हेतुस्वभावानुभवाश्रयाणां सदाप्यभेदान्न हि कर्मभेद: तद्बंधमा- 
गाश्नितमेकमिष्टं स्वयं समस्त खलु बंधहेतु: ॥१०२॥ ॥१४५॥ 


कम पानी लव आर अर पर ली >> मल डनलक 5 बल अलसी अनिल ++>+ +-+---+++- जज 5 


पुरुष बहुबचन । कथ-अव्यय । तत्‌-प्रथमा एकबचन । सुशील-प्रथमा एक० । यत्‌-प्रथमा एक० | ससार- 
द्वि० ए० । प्रवेशयति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन णिजत ॥१४५॥ 
शभ्रब इसी अर्थंका समर्थंथ कलशरूप काव्य कहते है-हेतु इत्यादि । अर्थ--हेतु, स्वभाव, 
प्रतुभव भ्ोर शझ्राश्रय इन चारोंके सदाकाल हो अभेदसे कमेमें भेद नहीं है, इसलिये बंधके 
मार्गको ग्राश्नय कर कर्म एक हो माना है क्‍योंकि सभी कम याने शुभ तथा ग्रशुभकमम दोनो ही 
स्वयं निश्चयसे बंधके हो कारण हैं । 

प्रसंगविवररण-- पूर्व क॒तृ कर्माधिका रमें जीव व पुद्गलकर्मके संबंधमें कतृ कर्मत्वप्रति- 
षेध, नि्मित्तन॑मित्तिकभाव आदि कई स्थलोंमें पुदुगलकमंकी चर्चा ग्राई थी। वही पुदुगलकर्म 
प्रब इस पृषण्यपापाधिकारमें दो पात्र बनकर प्रवेश करता है। इस गाधामें उन्ही पुण्यपाप 
दोनों वेशोंकी समीक्षा की गई है । 

तथ्पप्रकाश--१-यद्यपि शुभपरिणामसे पुण्यबंध व भ्रशुभपरिणामसे पाप बंध होनेसे 
याने कारणभेद होनेसे पुण्य पाप ये भिन्‍न-भिन्‍न हैं तथापि शुभ अशुभ दोनों जीवपरिणाम 
अज्ञानमय होनेसे एक अज्ञानमय है श्लौर कारणभेद न होनेसे पुण्य पाप दोनों एक ही है । 
२--यझ्यपि पुण्य शुभपुदूगलपरिणाम है, पाप श्रशुभपुदूगलपरिणाममय है तथापि है केवल 
पदूगलमय, भ्रतः स्वभावका भेद न होनेसे दोनों एक हो है। २-यद्यपि पुण्य शुभफलपाक है, 
पाप प्रशुभफलपाक है तथापि हैं दोनों पुदूगलमय विकाररूप, श्रतः शभ्रनुभवके अभेदसे दोनों 
कर्म एक हों है । ४- यद्यपि लौकिक जीवोंको ऐसा मालूम होता है कि पुण्य तो मोक्षमार्ग है 
झौर पाप बंधमार्ग है, लेकिन ऐसा है नही, मोक्षमार्ग तो केवल जीवमय है और बंघमार्ग 
केवल पुद्गलमय है, यों पुण्यपाप दोनों केवल पुद्गलमय बन्धमार्गाश्नित है, श्रत: झ्राश्नयका 
अभेद होनेसे पुण्यपाप दोनों कर्म एक हो है। 

सिद्धान्त-- (१) प्रकृत्यादिभेदसे पुण्य व पापकर्ममें भेद है। (२) दुः्खरूपत्व श्रादिकी 
दृष्टिसे पुण्यथापमे भ्रभेद है। 

हेष्टि-- १- वैलक्षण्यनय (२०३) । २- साहश्यनय (२०२) । 

प्रयोग--पुण्य-पापकर्मकी, पुण्य-पापकर्मके फल सुख-दुःखको, पुण्य-पापके ६तुभूत 
! शुभाशुभभावकोी विकृृतपनेको हृष्टिसे एक समान जानकर उन सबसे उपेक्षा करके निष्कर्म 





पुण्यपापाधिकार २७३ 
झयोमय कमा विशेषेर! बंधहेतु साधयति-- 
सोवण्णियं पि शियलं बंधदि कालायसं पि जह पुरिसं । 


बंधदि एवं जीव॑ सुहमसुह वा कद कम्मं ॥१४९॥ 
जैसे सुबर्ण प्रयथवा, लोहसंकल है जोवको बांधे । 
त्यौँ कृत कर्म श्रशुम या, शुम हो सब जीवको बांधे ॥१४६॥ 
सौवरणिकमपि निगल बध्नाति कालायसमपि च यथा पुरुष । वध्नात्येवं जीव॑ शुभमशुभ वा क्ृतं कर्म । 


प्राकृत शब्द--सौवण्णिय, वि, णियल, कालायस, वि, जह, पुरिस, एवं, जीव, सुह, असुह, वा 
कद, कम्म | प्राकृत धातु - बन्ध बन्धने, जीव प्राणधारणे, सोभ दीप्तौ, कर ,करणो | प्रकरतिशब्द--सौव 
णिक, अपि, निगल, कालायस, अपि, यथा, पुरुष, एवं, जीव, घुभ, अशुभ, वा, कृत, कम । मूलधातु-- 
बर्ण क्रियाविस्तारगणवचनेषु चुरादि, नि-गल अदने भ्वादि, बन्ध बन्धने ऋयादि, पुर अग्रगमने तुदादि 


कारणसमयसारके श्रभिमुख रहनेका पौरुष करना ॥ १४५॥ 

ग्रब भ्रागे शुभ ग्रशुभ दोनों कर्मोको ही अविशेषतासे बंधके कारण साधते हैं-- 
[यथा ] ज॑से [कालायसं निगल] लोहेकी बेड़ी [पुरुषं बध्नाति] पुरुषको बांधतों है [अ्रषि] 
झ्ौर [सौवरश्िकं] सुवरंकी बेड़ी [अपि] भो पुरुषको बॉधती है [एवं] इसी प्रकार [शुर्म 
वा भ्रशुभ | शुभ तथा भ्रशुभ [कृत कर्म] किया हुआ कर्म [जीवं] जीवको [बध्नाति| बांधता 
ही है । 

तात्पर्य - पुष्य व पाप दोनों हो कर्म जीवके लिये बन्धन ही हैं । 

टोकार्थ--शुभ और श्रशुभ कर्म अ्रविशेषरूपसे हो श्रात्माको बांधते हैं, क्योंकि दोनोंमें 
ही बंधहूपपनेकी अ्रविशेषता है जैसे कि सुबर्शंकी बेड़ी और लोहेकी बेड़ीमें बंधकी श्रपेक्षा भेद 
नही है। भावार्थ--जैसे किसी कैदीको लोहेकी बेडीसे बांधा हो, किसीको सोनेकी बेड़ीसे 
बांधा हो बन्धनके कलेशमें दोनो है, ऐसे ही किसीके चाहे पुण्यबस्ध हो, चाहे पापबन्ध हो 
सांसारिक क्‍लेशके बन्धनमें दोनों है, भ्रतः पुण्य-पाप दोनों बन्धन हैं । 

प्रसंगविवरण--अनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि लोक कहते हैं कि ग्रशुभकर्म 
तो कुशोल है भर शुभकर्म सुशील है, किन्तु वह कर्म सुशील कैसा कि जो संसारमें प्रवेश 
करावे याने शुभ अशुभ दोनों ही कमे कुशील हैं। उसी कुशीलताको बतानेके लिये इस गाया 
में बताया है कि शुभ भशुभ दोनों हो कर्म श्रविशेषतासे बन्धनके ही कारण हैं । 

तथ्यप्रकाश--१- चाहे किसीके पैरमें सोनेकी बेड़ी पड़ो हो, बन्धन दोनोंका एक 
समान है। २- चाहे किसीके परुकर्म शुभ हों, चाहे किसीके कृतकर्म ग्रशुभ हों दोनों ही करमें 
जीवके लिये बन्धन ही हैं। २० जो पुरुष भोगाकांक्षासे रूप सोभाग्य इन्द्रादि पदके लाभकी 

















२७४ समयसार 


शुभमशुभं च कर्माविशेषेणव पुरुष बध्नाति बंधत्वाविशेषात्‌ कांचनकालायसनिगलवत्‌ 
॥ १४६ ॥। 


जीव प्राणघधारणे, गुभ शोभने, डुकृआ कररे । पदविवरण--सौवर्णिक-प्रथमा एकबचन। अपि-अव्यय । 
निगल-प्रथमा एक०। बध्नाति-वर्तेमान लट्‌ अन्य पुरुष एकव्चन । कालायस-प्रथमा एकबचन। यथा- 
अव्यय । पुरुष, जीवं-द्वितीया एकवचन । शुभ, अशुभ-प्रथमा एकवचन कतूं विशेषण | वा-अव्यय । कृत- 
प्रथमा एकवचन कृदन्त । कर्म-प्रथमा एकवचन कतूं कारक ॥१४६॥ 


इच्छासे ब्रत तप ग्रादि करता है वह राख पानेके लिये चंदनबनकों जलानेकी तरह ब्रतादिक 
को व्यथे नष्ट करता है । ४-४ जो शुद्धात्मभावनाके साधनके लिये तपश्चरणादिक करता है वह 
परम्परया मोक्ष प्राप्त कर लेता है । ५- भले ही ज्ञानी जीवकों शेषभवपर्य॑त पुण्यकर्म तत्काल 
बन्धनरूप है तो भी पुण्य व पुण्यफलमें राग न होनेसे एवं चित्स्वभाव उपास्य होनेसे वह 
मोक्ष मार्गी है । 
सिद्धान्त-- १-द्रव्यप्रत्यय नवकर्माखवके साक्षात्‌ निमित्तभूत है। २-कर्मविपाकोदय 
याने वही द्रव्यप्रत्यय जीवविकारका साक्षात्‌ निमित्तभूत है । 
हृष्टि-- १-निमित्तरृष्टि (५३श्ो) । २-उपाधिसापेक्ष भ्रशुद्धद्रव्याथिकनय (५३) । 
| प्रयोग--पुण्य पापके बंधनसे हटनेके लिये बन्धनरहित अविकार सहज ज्ञानस्वरूप 
। मान्र अपनेको मनन करना चाहिये ॥१४६।॥ 
ग्रब शभ अ्रशुभ दोनों ही कर्मोका निषेध करते है- [तस्मात्‌ तु] इस कारण [कुशो- 
लाभ्यां | उन दोनों कुशोलोंस [राग | प्रीति [सा कुरुत] मत करो [वा] अ्रथवा [| संसर्ग 
च| संबंध भी [भा] मत करो [हि] क्योकि [कुशोलसंसगंरागेणा | कुशीलके संसर्ग ओर 
रागसे [ विनाश: स्वाधोनः | विनाश होना स्वाबीन है । 
तात्पयें-कोई कुशोलोस राग व ससगे करें तो उसका विनाश होना प्राकृतिक हो है । 
टीकार्थ--कुशील शुभ-अ्रशुभ कमंके साथ राग और संसर्ग करना दोनो हो निषिद्ध 
हैं, कयोंकि ये दोनों ही करमंबंधके कारण है। जैसे कुशील, मनको रमाने वाली प्रथवा नही 
रमाने वाली कुट्टनी हथिनोके साथ राग श्लौर संगति करने वाले हाथीका विनाश अपने शाप 
है सो राग व संस उस हाथीको नही करने चाहिये । 
प्रसंगविवरण--अनन्तरपूर्वे गाथामे बताया था कि पुण्य-पाप दोनों ही कमंबन्धहतु 
है | श्रब इस गाथामे उन दोनों ही कर्मोंको दूर करनेका उपदेश किया गया है । 
तथ्यप्रकाश-- १- शुभ (पृष्य), भ्रशुभ (पाप) दोनों ही कर्म कुशील है । २- बंधके 
कारणभूत होनेसे दोनो ही कुशील कर्मोका राग करना व संसर्ग करना निषिद्ध किया गया है । 


पुण्यपापाधिकार २७५ 
अथोभयं कर्म प्रतिषेधयति-- 
तह्या दु कुसीलेहिय रायं मा कुणह मा व संसर्गं । 
साधीणो हि विशासो कसीलसंसग्गरायेण ॥१४७॥ 
इससे सत राग करो, नहिं संसग दोनों कुशोीलोंसे । 
स्वाधीन घात निश्चित, कुशीलसंसर्ग अनुरतिसे ॥१४७॥ 
' तस्मात्तु कुशीलाभ्यां रागं मा कुरुत मा वा संसर्ग । स्वाधीनों हिं विभाग: कुशीलसंसग्ग रागेण ॥ १४७ ॥ 
कुशीलशुभाशुभकर्म भयां सह रागससर्गों प्रतिषिद्धौ बंधहेतुत्वात्‌ कुशीलमनोरमामनोंरम- 
करेरा कुट्धिनीरागसंसगंवत्‌ ।१४७॥ 








प्राकृतदाब्द - त, दु, कुसील, राय, मा, ससरग, साधीण, हि, विणास, कुशीलसंसग्गराय । प्राकृत- 
धातु--रज्ज रागे, तस्स नाशे । प्रकतिशब्ब-- तत्‌, तु, कुशील, राग, मा, ससर्ग, मा, वा, ससर्ग, स्वाधीन, 
हि, विनाश, कुशीलससर्गराग । मूलधातु - शील समाधौ, रन्‍्ज रागे भ्वादि दिवादि, सृत्र्‌ विसगे दिवादि 
तुदादि । पदविवरण --तस्मात्‌ू-पचमी एकवचन । तु-अव्यय । कुशीलाभ्यां, रागं-द्वितीया एकबचन । मा- 
अव्यय । कुरुत-आज्ञाया लोट मध्यम पुरुष बहुबचन । वा-अव्यय । ससर्ग-द्वि० ए०। स्वाधीनः:-प्रथमा 
एक० । विनाश -प्र० ए० । कुशीलससगेरागेण-तृतीया एकवचन ।॥। १४७ ॥ 


सिद्धान्त---( १) भॉविका मे राग करनेसे याने दशेनमोहसे जीव बेसुध होता है । (२) 
भावकर्ममे संसर्ग करना चारित्रमोह है, इससे प्रात्मा क्षुब्ब॒ होता है । 

हेश्टि--- १- कारककारकि अशद्ध सदभूतव्यवहार (७३अझ्े) । २- कारककारकि 
अणशद्ध सदभतव्यवहार (७३ श्र) । 

प्रयोग--पुण्य-पाप दोनोंको विकार जानकर इनमे न तो हितबुद्धि रखना भ्रौर न 
इनमें लगाव बनाना, इनसे उपेक्षा हो करना ॥१४७॥। 

श्रब दोनों कमके निषेधकों दृशन्तसे दढ़ करते है-- [यथा नाम] जैसे [कोपि] कोई 
[पुरुषः | पुरुष [कुत्सितशीलं ] खोटे स्वभाव बाले [जनं] किसी पुरुषक्ो [विज्ञाय | जानकर 
[तेन समक ] उसके साथ [संसर्ग | संगति [च रागकरणं | श्रौर राग करना [बर्जयति 
छोड़ देता है. [एवं एब च] इसी तरह [स्वभावरता: | स्वभावमें प्रीति रखने वाले ज्ञानी 
जीव [कर्मंप्रकृतिशोलस्वभावं | कमंप्रकृतियोंके शील स्वभादकों [कुत्सितं ज्ञात्वा] निन्दनोय 
जानकर [बर्जयति]) उससे राग छोड़ देते है [ज] और [तत्संसग] उसको संगति भो ]परि- 
हर॑ति] छोड़ देते हैं । 

तात्पर्य--बुद्धिमान पुरुष विनाशकारी पदार्थसे प्रीति और सम्बन्ध छोड देते हैं । 

टोकार्थे--जैसे कोई चतुर वनका हाथी अपने बन्धनके लिये समौप भ्ाने वाली, चंचल 


२७६ समयसार 

प्रयोभय कम प्रतिषेध्यं स्वयं हृष्टांतेन समर्थयते--- 
जह णाम कोवि पुरिसो कृच्छियसीलं जणं वियाणित्ता । 
वज्जेदि तेश समयं संसग्गं रायकरएं वे ॥१४८॥ 
एमेव कम्मपयडी सीलसहावं व कुच्छिंदं गाउं । 


वज्जंति परिहरंति य तस्संसग्ग सहावरया ॥१४६॥ (युग्मम) 
ज॑से कोई मानव, कुशोलमय जानकर किसी जनको । 
तज देता उसके प्रति, संसग व रागका करना ॥१४८॥ 
वैसे ही कर्म-प्रकृति-को कुत्सितशील जानकर ज्ञानी । 


तज देते हैं उसका, संसग॑ व रागका करना ॥१४६॥ 
यथा नाम को5पि पुरुष: कत्सितशीलं जन विज्ञाय | वर्जयति तेन समक ससंग रागकरण भ ॥ १४८ || 
एवमेव कर्म प्रकृतिशीलस्वभाव॑ व क्त्सित ज्ञात्वा | वर्जयति परिहरति च तत्ससर्ग स्वभावरता, ॥ १४६॥ 


यथा खलु कुशलः कश्चिद्वनहस्ती स्वस्य बधाय उपसप्प॑न्ती चठुलमुखी मनोरमामम- 
नोरमां वा करेरुकुट्टिनी तत््वतः कुत्सितशीला विज्ञाय तया सह रागससर्गों प्रतिषेघयति । तथा 





प्राकतशब्द- जह, णाम, क, वि, पुरिस, कुच्छिपयसील, जण, त, समय, ससर्ग, रायकरण, एमेव 
कम्मपयडि, सीलसहाव, कुच्छिद, य, तस्संसग्ग, सहावरय | प्राकृतघातु- कुच्छ निन्‍्दाया, वज्ज ब्जने, 
परि-हर हरणे । प्रकृतिदब्द -यथा, नाम, कि, अपि, पुरुष, कुत्सितशील, जन, ततू, समय, ससर्ग, समक, 
रागकरण, च, एवं, एव, कर्म प्रकृतिशीलस्वभाव, च, कृत्मित, च, तत्ससर्ग, स्वभावरत | मूलधातु--पुर- 
अग्रममने, कत्स अवक्षेपणे चरादि, शील समाधौ, ज्ञा अवबोधने, वृजी व्जने अदादि रुधादि चरादि, परि- 
हभ्न हरे भ्वादि । पदविवरण--यथा-अव्यय | नाम-अव्ययाथे | क'--प्र० ए०। अपि-अव्यय । पुरुष:- 





मुखकों लीलारूप करती मनको रमाने वाली, सुन्दर अथवा श्रसुन्दर कुट्टिनी हथिनीको बुरी 
सममकर उसके साथ राग तथा संसर्गकै नही करता, उसी प्रकार रागरहित ज्ञानी प्रात्मा 
प्रपने बन्धके लिये समीप उदय श्र।ती शुभरूप अथवा झशुभरूप सभी कमंप्रक्ृतियोको परमार्थे 

; से बुरी जानकर उनके साथ राग और संसगेको नही करता । भावाथं--जंसे हाथीके पकड़ने 
को कोई जंगलमें बड़ा गड़्ढ़ा खोदकर उसपर बाँसपंच बिछाकर बांसपंचसे ऊपर बांसं व 
कागजसे झूठी हथिनी बनाकर हथिनी दिखलावे, तब हाथी कार्मांध हुआ्आ उससे राग तथा 
संसर्ग कर गड्ढेमें पड़ पराधीन होकर दुःख भोगता है, किन्तु (चतुर) हाथी उससे राग 
संसग नही करता, उसी प्रकार कमंप्रकृतियोको अच्छी समभ, श्रज्ञानी जन उनसे राग तथा 
संसर्ग करता है, तब बन्धमें पड़ संसारके दुःख भोगता है, परन्तु ज्ञानी उनसे संसर्ग तथा राग 
कभी नहीं करता । 














पुण्यपापाधिकार २७७ 


किला त्माएरागों ज्ञानी स्वस्य बंधाय उपसर्प्पती मनोरमाममनोरमां वा सर्वामपि कर्मप्रकृति 
तत्त्वतः कुत्सितशीलां विज्ञाय तया सह रागसंसगों प्रतिषेघयति ॥१४८-१४६॥ 





प्र० ए० । कुत्सितशील, जनं-द्वि ० ए०। विज्ञाय-असमाप्तिकी क्रिया। वर्जयति-वर्तमान लटू अन्य पुरुष 
एकवचन । तेन-तृतीया एक ० । समक-अव्यय । संसर्ग, रागकरण, कमंप्रकृतिशीलस्व भाव॑, कुत्सित-द्वितीया 
एकवचन । ज्ञात्वा-असमाप्तिकी क्रिया । वर्जयंति, परिहरति-वतंमान लट्‌ अन्य पुरुष बहुवचन क्रिया । 
तत्ससर्ग-द्वि ० ए० । स्वभावरत-प्रथमा बहुवचन || १४८-१४६ ॥॥ 








प्रसंगविबरण--प्रनतरपुर्व ग्राथामें बताया था कि पुण्य-पाप दोनोंका राग संसर्ग 
निषिद्ध है | प्रब इसी तथ्यका हृश्टान्तपृवंक समर्थन इस गाथायुगलमें किया गया है । 

तथ्यप्रकाश-- १-मुशील पुरुष विज्ञात कुशोलके साथ राग व संस नहीं करता चाद्टे 
बहू कितना ही मनोरम हो । २- पग्रात्मस्वभावरचिक पुरुष कुशील शुभ अ्रशुभ कर्मके साथ 
राग व संसर्ग नही करता, चाहे वह कर्म कितना ही सुहावना हो । ३- शुभ श्रशभ सभी कर्मों 
का सान्निध्य बन्धक्े लिये हो होता है । 

सिद्धान्त-- १- राग व संसर्गका निम्ित्त पाकर पर वस्तु बन्धनरूप हो जाती है। 
२-शुभ ग्रशुभ सभी कर्म कर्मत्व परिशामसे कल्माषित है। 

हष्टि-- १-उपाधिसापेक्ष भशद्ध द्रव्याथिकनय (५३) । २- श्रशद्धनिश्चयनय (४७) 

प्रयोग--सभी कर्म व कर्मफलोको स्वभावविरुद्ध जानकर उनसे उपेक्षा करके निष्करम ' 
सहज ज्ञायकभावमय ग्रन्तस्तत्त्वकी दृष्टि बनाये रहनेका पोरुष करना ॥१४८-१४९॥ 

अब कहते है कि सभी कर्मका निषेध किया है तो मुनि किसके आ्राश्नय मुनिपद पाल 
सकेंगे ? उसके निर्वाहका काव्य कहते है--निषिद्ध इत्यादि! अर्थ--शुभ तथा अ्रशुभ झाच- 
रणरूप सभी कर्म निषिद्ध होनेपर क्रियाकर्मरहित निवृत्ति श्रवस्थामें प्रवृत्ति करते हुए मुनि 
ग्रशरणा नही है । निवृत्ति अ्रवस्था होनेपर इन मुनियोंके ज्ञानमें ज्ञानका ही भ्राचरण करना 
जो हो रहा है वह शरण है। वे मुनि उस ज्ञानमें लीन हुए परम अमृतको भोगते हैं । 

भावार्थ--सब कर्मका त्याग होनेसे ज्ञानका ज्ञाममे रम जाना यह बहुत बड़ा शरण 
है, उस ज्ञानमे लीन होनेसे सब आकुलताग्रोंसे रहित परमानन्दका अनुभव होता है । इसका | 
स्वाद ज्ञानी ही जानता है । ग्ज्ञानी जीव कर्मको दी सबंस्व जानकर उसमें लीन हो जाता है 
वह ज्ञानानन्दका स्वाद नहीं जानता । 

प्रसंगविवरण--पश्रनन्तरपूर्व गाथामे दृष्टान्तपुवंक शुभ अशुभ दोनों कर्मोको प्रतिषेष्य 
बताया गया था । श्रब इस गाथामें सिद्धान्त द्वारा क्मबन्धहेतुभूत दोनों कर्मोकी प्रतिषेष्यता 
सिद्ध की है । 


२७८ समयसार 
अयोभय कर्मबंधहेतु प्रतिषेध्यं चागसेन साधयति-- हि 
रत्तो बंधदि कम्म॑ मुचदि जीवो विरागसंपत्तो। 


एसो जिणोवदेसों तहा कम्मेस मा रज्ज ॥१५०॥ 
रागी विधिकों बांधे, छोड़ो विधिकों विराग विज्ञानी । 

' यह भागवत वचन है, इससे विधिमें न राग करो ॥१५०॥ 
शक्तो बध्नाति कर्म मुच्यते जीवों विरागसम्प्राप्त. । एप जिनोपदेश' तस्मात्‌ कर्मसु मा रज्यस्व ॥१५०॥। 
यः खलु रक्तोष्वश्यमेव कर्म बध्नीयात्‌ विरक्त एवं मुच्येत्तेत्ययमागमः स सामान्येन 
रक्तत्वनिमित्तत्वाच्छुममशुभमुभयं कर्माविशेषेण बंधहेतुं साधयति तदुभयमपि कर्म प्रतिषेध- 
यति च। कर्म सर्वंमपि सवंविदों यद्‌बंधसाधनमुशन्त्यविशेषात्‌ । तेन सर्वेमपि ततप्रतिपिद्ध 
ज्ञानमेव विहितं शिवहेतु: ॥१०३॥ निषिद्धे स्वंस्मिन्‌ सुकृतदुरिते कमंरिश किल, प्रवृत्ते नैष्कम्ये 
न खलु मुनयः संत्यशरणाः । तदा ज्ञाने ज्ञानं प्रतिचरितमेषां हि शरण, स्वयं विन्दन्त्येते परम- 

ममृतं तंत्र निरता: ॥१०४।॥ ॥१५०॥॥ 

“7 प्राकृतशब्द_ रत, कम्म, जीव, विरागसपत्त, एन, जिणोवदेस, त, कम्म, मा । प्राकृतघातु-रज्ज 
रागे, बंध बंधने, मुच त्यागे। प्रकृतिशब्द--रक्त, कर्मन्‌, जीव, विरागसंप्राप्त, एततू, जिनोपदेण, ततु, 
कमन्‌, मा । मूलधातु--रन्ज रागे, बन्ध बन्धने, डुकृअ करणे, मुच्लु मोक्षणे तुदादि, समर-प्र-आप्ल प्रापरो 
जि जये अभिभवे च भ्वादि । पदविवरण--रक्त.-प्रथमा एकवचन । बध्नाति-वर्तेमान लट॒ अन्य पुरुष एक- 
बचत । कर्म-द्वितीया एक० । सुच्यते-वर्तमान लट अन्य पुरुष एकबचन भावकमंप्रक्रिया क्रिया । विरागस- 


प्राप्त, एषः, जिनोपदेश.--प्रथमा एक० । तस्माव्‌ू-पंचमी एकवचन हेत्वर्थे। कर्मसु-सप्तमी बहु० । मा- 
अव्यय । रज्यस्व-आज्ञाया लोट मध्यम पुरुष एकवचन क्रिया १५०॥ 














तथ्यप्रकाश--( १) जो रागादिमें रक्त है उसके ससारविषपयक कर्मबन्धन होता है । 
(२) जो रागादिसे विरक्त होकर भी कर्मंविपाकवश रागी बनता है उसके शरीरविषयक कुछ 
काल तक कर्मबन्धन होता । (३) जो पूर्णतया विकारसे विरक्त है वह कर्मसे छूट जाता है । 
(४) शुभ अशुभ दोनो हद कर्म राग उपरागके निमित्तभूत होनेसे बन्धहेतु है, श्रतः दोनों हो 
कर्म 'प्रतिषेध्य है । नैष्कम्य भ्रवस्था होनेपर ज्ञानी अशरण नही होता किन्तु ज्ञानमें 
ज्ञान समाया होनेसे वह वास्तविक सशरण है और परम अमृत तत््वका अनुभव करता है । 

सिद्धान्त--( १) रागी जीव कम बांधता है यह उपचार कथन है । (२) रागका 
निमित्त पाकर कार्माणवर्गंणाये कर्मरूप परिणत होती है यह प्रशुद्ध द्रव्याथिकनयका सिद्धान्त 
है। (३) भप्रशुद्धद्रव्याथिकका प्रतिपादन व्यवहार है, उपचार नहीं। (४) रागरहित जीव 
कममंसे शून्य हो जाता है । 


पुण्यपापाधिकार २७६ 
ध्रय शान मोक्षहेतु साधयति-- 
परमयठो खलु समयो स॒ड़ो जो केवली मुणी णाणी । 


तह्मि टठिदा सहावे मुणिणों पावंति णिव्वाणं ॥१५१॥ 
परमार्थ समय जो यह, शुद्ध तथा केवलो मुनी ज्ञानी । 
इस ही स्वभावमें रत, मुनिजन निर्वास्णकों पाते ॥१५१॥ । 
परमार्थं, खलू समय. थुद्धो य. केवली मुनिर्शानी । तस्मिन्‌ स्थिताः स्वभावे मुनयः प्राप्लुवति निर्वाणंव 
ज्ञान हिं मोक्षहेतुः, ज्ञानस्य शभाशुभक्रमंणोरबंधहेतुत्वे सति मोक्षहेतुत्वस्य तथोपपत्ते: ।- 
तत्तु सकलकर्मा दिजात्यंतर विविक्तचिज्जातिमात्रः परमार्थ ग्रात्मेति यावत्‌, स तु युगपदेकीभाव- 





प्राकृतशब्द -परमट्ट, खलु, समय, सुद्ध, केवलि, मुणि, णाणि, त, द्विद, सहाव, मुणि, णिव्वाण । 

प्राकृतधातु- आव प्राप्तौ, गुण ज्ञाने। प्रकृतिशब्द -परमार्थ, खलु, समय, शुद्ध, यत्‌, केवलिन, मुनि 
ज्ञानिनू, तत्‌, स्थित, स्वभाव, मुनि, निर्वाण । मूलधातु -ऋ गतिप्रापणयो: भ्वादि जुहोत्यादि, सम-अय 

हृष्टि--१- परकतृ त्व प्रनुपचरित असदुभूतव्यवहार (१२६) । २- उपाधिसापेक्ष 
अगुद्धद्रव्याथिकनय (५३) । रे- उपाधिसापेक्ष गअशुद्धद्रव्याथिक प्रतिपादक व्यवहार (७६) 
४- शुद्ध भावनापेक्ष शुद्धदरव्याधिकनय (२४ब)। 

प्रयोग--परभावसे राग होनेको बन्धचनका मूल जानकर समग्र रागादि परभावोंसे 
उपेक्षा करके रागरहित ज्ञानमात्र ग्रन्तस्तत्त्वमे रति, संतुष्टि व तृप्ति करना चाहिये ॥१५०॥ 

ग्रव ज्ञानको मोक्षका कारण सिद्ध करते हैं--[खलु | निश्चयसे [बः] जो [शुद्धः ] 
शद्ध है [केवली | केवली है [मुनिः] मुनि है [ज्ञानी] ज्ञानी है [परमार्थ: समयः] वह पर- 
मार्थे समय है [तस्मिनु स्वभावे] उस स्वभावमे [स्थिताः | स्थित [मुन॥यः] सुनि [निर्वाण ] 
मोक्षक्रों [प्राप्नुबंति | प्राप्त होते हैं । 

तात्पयं--वास्तवमें सहजशुद्ध ग्रात्मा ही परमाथे है उसमें जो उपयुक्त होते हैं वे 
मोक्ष पाते हैं । 

टोकार्थ--ज्ञान ही मोक्षका कारणा है, क्योकि ज्ञानके हो शुभ अ्रशुभ कमंबंधको हेतुता 
न होनेपर मोक्षकी हेतुता ज्ञानके ही बनती है । यह ज्ञान ही समस्त कर्मोको ब्रांदि लेकर 
प्रन्य पदार्थोसि भिन्न जात्यंतर चिज्जाति मात्र परमार्थेस्वरूप ग्रात्मा है, ग्रोर बहू एक ही काल 
में एकरूप प्रवृत्त ज्ञान और परिणमनमय होनेसे समय है । यही समस्त घर्म तथा घर्मकि 
ग्रहण करने वाले नयोके पक्षोसे न मिलने वाला प्रथक्‌ ही ज्ञानत्व रूप असाधारण धमंरूप 
होनेसे शुद्ध है। वही एक चैतन्यमात्र वस्तुत्व होनेसे केवली है । वही मननमात्र ग्र्थात्‌ ज्ञान- 
मांत्र भावरूप होनेसे मुनि है ओर वही स्वयमेव ज्ञानरूप होनेसे ज्ञानी वही भ्रपने ज्ञानस्वरूपके 





रघघ० समयसोर 


प्रवृतश्ञानगमनमयतया समय- । सकलनयपक्षासंकीणोंकज्ञानतया शुद्धः | केवलचिन्मात्रवस्तुतया 
केवली । मतनमात्रभावमात्रतया मुनिः । स्वयमेव ज्ञानतया ज्ञानी । स्वस्थ झानस्थ भावमात्र- 
तया स्वभावः स्वतश्चितों भवनमात्रतया सद्भावों वेति शब्दभेदेषपि न भर वस्तुभेदः ॥१५१॥। 

गतौ, शुध शौचे, मनु अवबोधने तनादि, ज्ञा अवबोधने, प्ठा गतिनिवृत्तो, प्र-आप्ल प्रापरो, निर्‌ वन 
संभक्तौ । पदविबरण--परमार्थ:-प्रथमा एक० । खलु-अव्यय । समय , शुद्ध,, य, केवली, मुनि, ज्ञानी- 


प्रथमा एकवचन । तस्मिनु-सप्तमी एक० । स्थिता:-प्रथमा बहुवचन । स्वभावे-प्र ० एक० । मुनयः-प्रथमा 
बहु० । प्राप्तुतवन्ति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष बहुवचन । निर्वाण-द्धितीया एकबचन ॥ १५१ ।॥। 





सत्तारूप प्रवतेनके कारण स्वभाव है तथा शभ्रपनी चेतनाका सत्तारूप होनेसे सद्भाव है। ऐसे 
शब्दोंके भेद होनेपर भी वस्तुभेद नहीं है। भावाथं--मोक्षका उपादान कारण भ्रात्मा ही है 
झौर शभ्रात्माका परमार्थसे ज्ञानस्वभाव है, भ्रत: जो ज्ञान है वह आत्मा हो है, प्रात्मा है वह 
ज्ञान ही है, इसलिये ज्ञानकों ही मोक्षका कारण कहना यक्त है। 
प्रसंगविवरण--अनन्तरपूर्व गाथामें सिद्धान्त द्वारा शुभ भ्रशुभ कमंको प्रेतिषेष्य बता- 
क्र सिद्ध किया था कि शुभ ग्रशुभकर्मं दोनों बंधहेतु है। इस विवरणपर यह जिज्ञासा होती है 
कि तब फिर मोक्षहेतु कया है ? इसी जिज्ञासाका समाधान इस गाथामें किया है । 
तथ्यप्रकाश-- (१) ज्ञान ही मोक्षहेतु है, क्योकि मात्र ज्ञान ही रहना, पुर्णातया परसे 
पृथक हो जाना मोक्ष है सो वह मोक्ष परविविक्त सहजज्ञानस्वरूपकी भ्राराधनासे ही हो सकता 
है । (२) ज्ञान शुभाशुभकर्मके बन्धका हेतु नहीं हो सकता, क्‍योंकि स्वरूप व स्वभाव बन्धदक्रे 
लिये नही होता । (३) ज्ञान (ज्ञानमय भ्रात्मा) ही परमार्थ है, क्‍यों कि ज्ञानभाव समस्त 
कर्मादिसे न्यारा चिज्ज्योतिमात्र वस्तु है। (४) शान (ज्ञानमय प्रात्मा) ही समय है, क्योंकि 
यह चेतन पदार्थ ही एक साथ स्वयं जानता व परिणामता है ग्रथवा सम्यक्‌ श्रय (ज्ञान) वाला 
है भ्रथवा समरसीभावसे शुद्धस्वरूपमें इसका गमन है। (५) यह ज्ञान शुद्ध है, क्योंकि यह 
केवल चिन्मात्र वस्तु है। (७) यह ज्ञान मुनि है, क्योंकि यह ज्ञानभाव मननमात्र भाव है । 
(5) यह ज्ञान ज्ञानी है, क्‍योंकि यह स्वयं जञानस्वरूप है। (६) विशुद्ध यह ज्ञान (ज्ञानमय 
प्रात्मा) अपने भवनमें जाननस्वरूपमे निविकल्प स्थित होकर निर्वाणको प्राप्त करता है | 
सिद्धान्त--(१) शुद्ध चित्स्वभावकों आराधनासे कमंमोक्ष होता है। (२) यह ज्ञान- 
मात्र अन्तस्तत्त्व भ्रभेद शुद्ध चिज्ज्योतिमात्र है । 
हृष्टि-- १- शुद्ध भावनापेक्ष शुद्धद्रव्याथिकनय (२४ब) । २- शुद्धनय (४६) । 
| प्रयोग--केवल चित्प्रकाशमात्र अन्तस्तत्त्वमें स्थित होनेका पौरुष करना, क्योकि इस 
। विधिसे ही निर्वाण प्राप्त होता है॥ १५१॥ 


पुण्यपापाधिकार २८१ 
ह्थ ज्ञान विधापयति-- 
परमट्‌ठम्हि दु अठिदो जो कुणदि तव॑ वर्द च धारेई । 
त॑ सब्बं वालतबं वालवदं विंति सब्बण्ठहू ॥ १४२ ॥ 


परमार्थ में व ठहहरा, जो कोई तप करे व ब्रत धारे। 


सर्वेज्ष वेब कहते, बालतपहि बालब्रत उसको ॥ १५२ ॥ 
परमार्थे त्वस्थित: यः करोति तपो ब्रतं च धारयति । तत्सव॑ वालतपो वालब्नतं वदन्ति सर्वज्ञा: ॥ १५४२ ॥। 
ज्ञानमेव मोक्षस्यथ कारणं विहिंतं परमार्थभूतज्ञानशन्यस्याज्ञानकृतयोत्र ततपः:कमंणो 





प्राकृतशब्द--परमट्ठ, दु, अठिद, ज, तव, वद, त, सव्व, वालतव, वालवद, सब्ब । प्राकृतधातु-- 
ट्वा गतिनिवृत्ती, कुण करणे | प्रकतिशब्द - परमार्थ, तु, अस्थित, यत्‌, तपस, ब्नत, च, तत्‌, सर्व, वालतपस, 
वालब्रत, सर्वेज्ञ । मुलधातु--ऋ गतिप्रापणयो:, ष्ठा गतिनिवृत्तों, डुकृत्र करणे, तप सतापे ऐश्वर्य भ्वादि 
दिवादि, वद व्यक्ताया वाचि भ्वादि, ज्ञा अवबोधने क्रयांदि। पदविवरण-परमार्थे-सप्तमी एक० । तु- 


भ्रब उस ज्ञानकी विधि बतलाते है--[परमार्थे तु] ज्ञानस्वरूप आत्मामे [श्रस्थितः] 
झस्थित [यः] जो [तपः करोति] तप करता है [च] और [व्रत धारयति| ब्रतको धारणा 
करता है [तत्सबं] उस सब तप ब्रतको [सर्वेज्ञा:] स्वेज्ञदेव [बालतपः | भ्रज्ञान तप [बालब्तं] 
श्रौर अज्ञान व्रत [बिंदंति] कहते है । 

टीकार्थ--ज्ञान ही मोक्षका कारण कहा गया है, बयोकि परमाथंभूत ज्ञानसे शुन्य 
गज्ञोनसे किये तप और ब्रतरूप कर्म ये दोनों बंधके कारण है, इसलिये बालतप ब बालकब्रत 
उन दोनोका बाल ऐसा नाम कहकर प्रतिषेध किये जानेपर पृवंकथित ज्ञानके ही मोक्षका 
कारणपना बनता है। 

भावषार्थ--पभ्रज्ञानमें किये तप ब्रत बंधके ही कारण हैं प्रतः ज्ञानको ही मोक्ष कारण- 
पना बनता है। 

प्रसंगविवरण--प्रनन्त रपृर्व गाधामें बताया गया था कि ज्ञान ही मोक्षहेतु है । श्रब 
इसी ज्ञानकी महिमाको भ्रज्ञानदोर्गंत्य बताकर इस गाथामें वर्णित किया है । 

तथ्यप्रकाश-- (१) ज्ञान ही मोक्षका कारण है, वर्यबोकि वह स्वभावतः परविविक्त 
है। (२) ज्ञानश्न्य पुरुषके श्रज्ञानकृत ब्रत तप झादि कर्मबन्धके हो कारणभूत है । (३) 
भज्ञानकृत तप ब्रत बालतप व वालब्रत कहलाते है । (४) ग्रज्ञानकृत ब्रत तप कर्म मोक्षमार्गमे 
प्रतिषिद्ध है । 

एन्‍त-- (१) भ्रशानभावसे किये हुए ब्रत त्प श्रादि कर्म कमंबंधके निमित्तभूत 

हैं। (२) ज्ञानभावमें प्ज्ञान न होनेसे ज्ञान हो मोक्षहेतु है । 








5 है | 
?] 


र्८२ समयसार 


बधहेतुत्वादबालब्यपदेशेन प्रतिषिद्धत्वे सति तस्य॑व मोक्षहेतुत्वात्‌ ॥ १५२ ॥ 


। अअव्ययस्थित:, य:-प्र० ए० । करोति-बर्तमान लट अन्य पुरुष एकवचन क्रिया। तंपः-द्वितीया एक० । 
ब्रतं-द्वि० ए० । धारयति-बतंमान लद्‌ अन्य पुरुष एक० । तत्‌ सर्व, बालतपः, वालब्रतं-द्वि० ए० । वर्दति- 








वतमान लट्‌ अस्य पुरुष बहु० । सर्वेज्ञा.-शत्रथमा बहुवचन ॥ १५२ ॥॥ 


दृष्टि-- १- उपाधिसापेक्ष भ्रशुद्ध द्रव्याथिकनय (५३) । २- शुद्धनिश्वयनय (४६) । 
प्रयोग--पर मार्थमें न ठहर सकने वाले जीवकी क्रियायें सब दुर्गंतिके हेतुभूत जानकर 


: । परमार्थ सहज ज्ञानस्वरूपमें उपयुक्त होनेका पौरुष करना ॥ १५२ ॥ 


ग्रब ज्ञान और भ्रज्ञान दोनोंको क्रमशः मोक्ष और बंधका हेतु निश्चित करते हैं--- 
[बतनियमान्‌] ब्रत और नियमोंको [धारयंतः] घारण करते हुए [तथा] तथा [शोलानि च 
तपः कुर्वतः:] शील श्रौर तपको करते हुए भी [ये] जो [परसा्थंबाह्याः] परमार्थभूत ज्ञान- 
स्वरूप ग्रात्मासे बाह्य हैं [ति] वे [निर्बाणं | मोक्षको [न] नहीं [विदंति | पाते । 

तात्पर्य --सहज ज्ञानस्वभावमय श्रन्तस्तत्त्वसे भ्रपरिचित जन कैसा भी ब्रत नियम 
तप धारण कर तो भो वे मोक्षको नहीं पाते हैं । 

टीकार्थ--ज्ञान ही मोक्षका हेतु है, क्योकि ज्ञानका प्रभाव होनेपर स्वयं ग्रज्ञानरूप 
हुए अज्ञानियोके भ्रन्तरज्भमें ब्रत, नियम, शील, तप आ्रादि शुभकर्मका सद्भाव होनेपर भी मोक्ष 


का प्रभाव है ; भ्रज्ञान ही बंधका हेतु है, क्योंकि प्रज्ञानका प्रभाव होनेपर स्वयं ज्ञानरूप हुए 
ज्ञानियोंके बाह्य ब्त, नियम, शील, तप श्रादि शुभकर्मका अ्रसद्भाव होनेपर भी मोक्षका सद्भाव 


है । भावाथे--ज्ञान होनेपर ज्ञानीके ब्रत नियम शील तपोरूप शुभकमं व्ह्यमें विशेष न होने 
पर भी मोक्ष होता है | और भज्ञानीके बहुत श्रधिक बाह्य तप ब्रत नियमकी प्रवृत्ति हो तो 
भी उनको मोक्ष नही है । 

इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते है-- यदेत इत्यादि | श्रथें---जो यह ज्ञानस्वरूप 
आत्मा प्र्‌व श्रौर निश्चल ज्ञानस्वरूप हुआ शोभायमान होता है, तब ही यह मोक्षका कारण 
है, क्योकि झ्राप स्वयमेव मोक्षस्वरूप है श्रोर इसके सिवाय जो अ्रन्य है वह बन्धका कारण 
है, क्योकि वह स्वयमेव बन्धस्वरूप है । इस कारण ज्ञानस्वरूप श्रपना होना ही भ्रनुभूति है, 
इस प्रकार निश्चयसे बन्धमोक्षके हेतुका विधान किया है । भावार्थ--ज्ञानात्मक ग्रात्मपदार्थका 
ज्ञानात्मकपनेसे प्रवर्तना हो मोक्षका हेतु है । 

प्रसंगविवररण--प्रनन्तरपूर्वं गाथाद्थमें ज्ञानकी मोक्षहेतुता व पग्रज्ञानकी बंधहेतुताका 
संकेत दिया गया था । प्र्ब उसी तथ्यका एक ही इस ग्राथामें नियमरूप वर्णान किया गया है। 

तथ्यप्रकाश-( १) ज्ञानशुन्य भ्रज्ञानीजन लगनसे ब्रतादि कर शुभभाव करें तो भी ज्ञान 


पुष्यपापाधिकार श्करे 
श्रय ज्ञानाज्ञाने मोक्षबंधहेतु नियमयति-- 
वदणियमाणि धरंता सीलाणि तहा तब॑ च कुब्वंता । 
परमटठवाहिरा जे णिव्वाणं ते ण॒ विंदंति ॥१५३॥ 


ब्रत नियभोंको धरते, शोल तथा तंप अनेक करते भी । 


परमार्थ बाह्य जो हैं, थे नहिं निर्वरणकों पाते (१५३॥ 
ब्रतनियमान्‌ धारयत: शीलानि तथा तपइच कूर्वन्तः । परमार्थबाह्या ये निर्वाण ते न विदंति ॥ .१५३ ॥। 


नानमेवमोक्षहेतुस्तदभावे स्वयमज्ञानभूतानामज्ञानिनामन्तत्र तनियमशीलतपश्षभृति- 
शुभकर्मसद्भावेडपि मोक्षाभावात्‌ । अ्ज्ञानमेव बंधहेतुः, तदभावे स्वयं ज्ञानभूतानां ज्ञानियां वहि- 
ब्रतनियमशीलतप:प्रभूतिशु भकर्मासद्भावेडपि मोक्षसज्भावात्‌ । यदेतद्‌ ज्ञानात्मा ध्र्‌वमचलमा- 
भाति भवन, शिवस्यायं हेतुः स्वयमपि यतस्तच्छिव इति । ग्रतोअन्यद्वंघस्य स्ववमपि यतो बंध 
इति ततू, ततो ज्ञानात्मत्वं भवनमनुभूतिहि विहित॑ं ॥१०५॥ ॥ १४३ ॥ 











प्राकृत्ब्द-- वदणियस, सील तहा, तब, च, परमट्ठवाहिर, ज, णिव्वाण, त,ण। प्राकृतधातु-- 
धर धाररो, कुब्व करणो, विद ज्ञानि । प्रकतिशब्द--ब्रतनियम, धारयत्‌, शील, तथा, तापस्‌, च, परमार्थ- 
बाह्य, यत्‌, निर्वाण, ततू, न। घमूलधातु-नि यम परिवेषणोें चुरादि भ्वादि, शील समाधौ, तप संतापे 
गेडबर्य च, डुकृत्र करणे, विदल्‌ लाभे तुदादि । पदविवरण--ब्रतनियमानु-द्वितीया बहु०। धारयत -प्रथमा 
बह० क़दन्त । शीलानि-द्वि० बहु० | तथा-अव्यय । तपः-द्वितीया एक० । च-अव्यय। कुर्वन्त-प्रथमा 
हु०। परमार्थवाह्या , ये-प्रथमा बहु० ! निर्वाणं-द्वि० एक०। ते-प्रथमा बहु० | न-अव्यय । विन्दन्ति- 
वर्तमान लट अन्य पुरुष बहुतनलन ॥ १५३ ॥। हे 
का अभाव होनेके कारण उनको मोक्ष नहीं होता । (२) अज्ञानरहित ज्ञानी जीवके बाह्य सुवि- 
दित हो, ऐसे ब्रतादि शुभ क्रियाकांड नहीं तो भी ज्ञानभावके कारण उनको मोक्ष हो जाता है । 

सिद्धान्त-- (१) क्रियाकाण्डमें ज्ञान नहीं । (२) ज्ञानमें क्रियाकाण्ड नहो । (३) प्ज्ञा- 
नमय दुर्भावोकों तत्काल रोकनेका बाह्य साधन शुभ क्रियाकाण्ड है। ' 

हृष्टि-- १- प्रतिबेधक बुद्धनय (४€६ग्र)। २- प्रतिषेघक शुद्धनय (४६म्र)। ३- 
निमित्तदष्टि (५३पश्र) । 

प्रयोग--जिस ज्ञानभावके अभावमें प्रनेक शुभ क्रियाकाण्ड भी मोक्षसाधन नही बनते!! 
उस ज्ञानभावमें प्रपने ज्ञानकों उपयुक्त करनेका पौरष करना ॥ १५३ ॥ / 

ग्रब फिर भी पुृण्यकर्मके पक्षपातीके प्रतिबोधनके लिये कहते हैं-- [ये] जो [परसाथ्थ- 
बाह्याः] परमार्थसे बाह्य हैं [ते] वे जीव [सोक्षहेतु | मोक्षका कारण ज्ञानस्वरूप आत्माको 
[भ्रजानंतः| नहीं जानते हुए [संसारगसनहेतु श्रपि] संसारमे गमनका हेतुभूत होनेपर भी 
[पुण्य] प्रण्यकों [ भ्जानेन] भ्रज्ञानसे [इच्छेति] चाहते हैं । 





श्षड४ड समयसार 
अथ पुनरपि पुण्यकर्मपक्षपातिनः प्रतिबोधनायोपक्षिपति-- 
प्रमहबाहिरा जे ते अण्णाणेण पुण्णमिच्छंति । 
संसारगमगणहेदु वि मोक्‍्खहेउं अजाणंता ॥१५४४॥| 
परमार्थबाह्य जो हैं, वे नह भोक्षके हेतुको जानें । 
संसारभ्रमणा काररा, पुण्यहि भ्रज्ञानसे चाहें ॥॥१५४।। 
परमार्थवाह्या ये ते अज्ञानेन पुण्यमिच्छंति । संसारगमनहेतु अपि मोक्षहेतुमजानतः ॥। १५४ ॥ 
इह खलु केचिब्रिखिलकर्मपक्षक्षयसंभावितात्मलाभं मोक्षमभिलषंतो5पि तद्ेतुभूतं सम्य- 
गदशंनज्ञानचारित्रस्वभावपरमार्थभूतज्ञानमवनमात्रमैकाग्रयलक्षणं समयसारभूतं सामाथिक प्रति- 
ज्ञायमाना: प्रतिनिवृत्तस्थुलतमसंक्लेशपरिणामकमंतया प्रवत्तमानस्थुलतमबविशुद्धपरिणामकर्माण 
प्राकतशब्द -परमट्टवाहिर, ज, त, अण्णाण, पुण्ण, संसारगमणहेदु, वि, मोक्खद्वेतु | प्राकतधातु - 
जाण अवबोधने, मुच त्यागे, इच्छ इच्छाया । प्रकृतिशब्द- १रमार्थबाह्य, यत्‌, तत्‌, अज्ञान, पुण्य, संसार- 


गमनहेतु, अपि, मोक्षहेतु, अपि, मोक्षहेतु, अजानत्‌ | मूलघधातु--ऋ गतोौ जुहोत्यादि (अर्यते इति अर्थ.) 
ज्ञा अवबोधने, पूत्र्‌ पवने क्र्यादि, इषु इच्छायां तुदादि | पदविवरण-परमट्टवाहिरा परमार्थवाह्या.- 








| तात्पयें--अ्रज्ञानियोंकों मोक्षहेतुभूत अन्तस्तत्त्वहृष्टि नहीं मिली, भ्रतः पुण्यकोी ही 
!मोक्षका कारण समभकर सेवते है । 
टीोकार्थ---इस लोकमें कई एक जोव समस्त कमंके पक्षका क्षय होनेसे सम्भावित 
निजस्वरूपके लाभरूप मोक्षको चाहते हुए भी श्रीर उस मोक्षके कारणभूत सम्यग्दशंन, ज्ञान 
झ्रौर चारित्रस्वभाव परमार्थभूत ज्ञानके होनेमात्र एकाग्रतालक्षण समयसारभूत सामायिक 
चारितरकी प्रतिज्ञा लेकर भी दुरंत कर्मके सभूहके पार होनेकी प्रसामर्थ्यंसे परमाथेभूत ज्ञानके 
होनेमात्र जो सामायिक चारित्रस्वरूप आत्माका स्वभाव उसको न पाते हुए अत्यन्त स्थुल 
संक्लेश परिणामस्वरूप कमंसे तो निवृत्त हुए है ओर भ्रत्यन्त स्थुल विशुद्ध परिणामस्वरूप कर्म 
के द्वारा प्रवृत्ति करते है, वे कमंके प्रनुभवकी गुरुता और लघुताकी प्राप्तिमान्नसे ही संतुष्ट 
चित्त वाले हुए स्थल लक्ष्यतारूप स्थूल भ्रनुभवगोचर संक्लेशरूप कमंकांडकों तो छोड़ते हैं, 
परन्तु समस्त कमंकाडको मूलसे नहीं उखाड़ते । सो वे स्वयं झपने अज्ञानसे केवल ग्रशुभकर्म 
को बंधका कारण मान ब्रत, नियम, शील, तप प्रादिक शुभकमं बंधके कारणको बंधका कारण 
नही जानते हुए उसको मोक्षका कारण श्रज्भीकार करते है । 
भावार्थ--कितने ही जीव अभ्रधिक संक्लेशपरिणामरूप कर्मको तो बंधका कारण जान- 
कर छोड़ देते हैं भ्रौर मोटी विशुद्धता परिणाम रूप कर्मंसहित बतते है। वे बाहरी प्रवृत्तिको 
ही बध-मोक्षका कारण जानते है तथा सकल कमोसे रहित अपने स्वरूपको मोक्षका कारण 


पुण्यपापाधिकार २५५ 


कर्मानुभवगुरुलाधवप्रतिपत्तिमान्नसंतुष्ट चेतस: स्थुललक्ष्यतया सकल कर्मकांडमनुन्मूलयंतः स्वयम- 
ज्ञानादशुभकमे केवल बंघहेतुमध्यास्य व ब्रतनियमशीलतपःप्रभुतिशभकमंबंधहेतुमप्यजानंतो 
मोक्षहेतुमभ्युपगच्छेति ।। १५४ ॥ 





प्रथमा बहु० । जे ये-प्रथमा बहु० | ते ते-प्र० बहु० । अण्णारोण अज्ञानेत-तृतीया एक० । पुण्णं पृष्यं-द्वि० 
एक० । इच्छंति इच्छन्ति-वतंमान लट अन्य पुरुष बहु० क्रिया। ससारगमणहेदु ससारगमनहेतु-द्वितीया 
एक ० । वि अपि-अव्यय । मोक्खहेउ मोक्षहेतु-द्वितीया एकबचन । अजाणता अजानन्त:-प्रथमा बहुबचन 
कृदन्त ॥ १५४ ।। 











नही जानते । वे श्रशुभकमंको छोड़ श्रज्ञानसे ब्रत, निषम, शीलतपरूप शुभकर्मकों ही मोक्षका 
कारण मान शुभकमंको ही अज्भाकार करते हैं। 

प्रसंगविवरण--प्रनन्तरपूर्व गाथामें यह नियम बता दिया गया था कि ज्ञान मोक्षका 
हेतु है और भ्रज्ञान बंधका हेतु है। फिर भी पुृण्यकर्मके पक्षपात्ती लोगोंको समभानेके लिये इस 
गाथामे बताया गया है कि अज्ञॉनी जन पुण्यकमंको मोक्षका हेतु मानकर मोक्षके लिये पुण्य- 
कर्को ही चाहते रहते हैं । 

तथ्यप्रकाश-- (१) समस्त कमंपक्षका क्षय होनेसे जिसमें निजस्वरूपका लाभ होता है 
वह मोक्ष है। (२) मोक्षका कारण समयसारभूत परमसमरसभावमय सामायिक है । (३) 
सम्यग्दर्शन, सम्यग्शान, सम्यकृचारित्रस्वभाव परमार्थभूत ज्ञाकाग सतत होना परमरसभाव 
है । (४) भज्ञानी जन मोक्षकी चाह करते हुए भी, सामायिककी प्रतिज्ञा करके भी कमंपक्षका 
ग्रतिक्रमण न कर पानेसे परमार्थ ज्ञानानुभवमात्र प्रात्मस्वभावरूप सामायिकको प्राप्त नहीं कर 
पाते । (५) अज्ञानी जन मोटे-मोटे संक्लेश परिणाम निवृत्त होनेसे व साधारण विजुद्ध परि- 
णाम होनेसे ही मैने ध्मं कर लिया ऐसा भाव करके संतुष्ट हो जाते है। (६) प्जज्ञानी जन 
प्रशुभकर्मको तो बंधका कारण समभकर ब्रत नियमादि शुभकर्मोको बन्धका कारण न 
जानकर शुभकर्मोंका ही मोक्षका कारण मानते है। (७) श्रज्ञानी जन “सम्यग्दर्शनज्ञानचा रित्र- 
मय श्रभेद रत्नश्रय मोक्षका कारण है” यह नहीं मान पाते है। (५) परमार्थज्ञानस्वभावसे 
विमुख जोब भ्ज्ञानसे पुण्यको मोक्षहेतु मानकर पुण्यकमंको ही चाहते हैं । 

सिद्धांत--(१) समस्त कमंपक्षके क्षयसे उत्पन्न शुद्धात्मभावना कर्मनिजराका कारण 
है । (२) कमंपक्षको भावना कमंबन्धका कारण है । 

हृष्टि-- १- शुद्धभावनापेक्ष शुद्धद्रव्याथिकनय (र२ंडब) । २- उपाधिसापेक्ष श्रशुद्ध 
द्रव्याथिकनय (२४) । 

प्रयोग--शानस्वभावस्थितिरूप धर्मपालनके उ््ं श्यसे पापकर्माक्रमणसे बचनेके लिये « 


२८९ समयसार 

अथ परमार्थंमोक्षहेतु॒_तेषां दर्शमति-- 
जीवादीसद॒हणं सम्मत्तं तसिमधिगमों णाएं। 
रायादीपरिहरणं चरण एसो दु मोक्खपहो ॥१५५॥ 


जीवादिक तत्त्वोंका, प्रत्यय सम्यक्त्व बोध संज्ञान । 
रागादि त्याग चारित, यही त्रितय मोक्षका पथ है ॥१५५॥ 
जीवादिश्द्धान सम्यक्त्व तेषामधिगमो ज्ञान । रागादिपरिहरणं चरण एप तु मोक्षपथ. ॥ १५५ ।। 
मोक्षहेतुः किल सम्यग्दशंनज्ञानचारित्रारित । तत्र सम्यग्द्शनं तु जीबादिश्रद्धानस्वभा- 
वेन ज्ञानस्य भवनं । जोवादिज्ञानस्वभावेन ज्ञानस्य भवन ज्ञान । रागादिपरिहरणास्वभावेन 





प्राकतशब्द-जीवादीसहहण, सम्मत्त, त, अधिगम, णाण रायादीपरिहरण, चरण, एत, दु, 

मोक्खपह । प्राकृतधातु--परि-हर हरणे, सम्‌ू-अच-पुजासकोचनसचयेषु. चर गतौ | प्रकृतिशब्द-- जीवादि- 
श्रद्धान, सम्यक्त्व, ततू, अधिगम, ज्ञान, रागादिपरिहरण, चरण, एततू, तु, मोक्षपथ । मुलधातु - -्द्‌- 
शुभकमंप्रवर्तत करनेपर भी शुभकमंको भ्रनात्मस्वभाव जानकर उससे उपेक्षा कर शुभाशुभकर्म 
से हटकर अ्रपने श्रन्त:प्रकाशमान ज्ञानस्थवरूपमे रत होकर सहज संतुष्ट होनेका पौरुष 
करना ॥ १५४ ॥। 

ग्रब उन जीवोंको प१रमार्थस्वरूप मोक्षका कारण दिखलाते है--[जीवादिश्रद्धानं] 
जीवादिक पदार्थोका श्रद्धान तो [सम्यकक्‍त्वं] सम्यवत्व है श्रोर [तिषां| उन जीवादि पदार्थोका 
[अधिगमः | भ्रधिगम [ ज्ञान | ज्ञान है तथा [ रागादिपरिहरणं| रागादिकका त्याग [चरण | 
चारित्र है [एब तु] सो यही [मोक्षपथः | मोक्षका मार्ग है । 

तात्पयं--निश्चयतः सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्रकी एकता ही मोक्षमार्ग है । 

टीकार्थ--मोक्षका कारण निश्चयसे सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र है। उनमे जीवादि- 
पदार्थोंके यथार्थ श्रद्धान स्वभावसे ज्ञानका होना तो सम्यग्दर्शन है; जीवादिपदार्थोके ज्ञानस्व- 
भावसे ज्ञानका होना सम्यश्ज्ञान है; तथा रागादिके त्याग स्वभावसे ज्ञानका होना सम्यकचा- 
रित्र है । इस कारण ज्ञान ही परमार्थरूपसे मोक्षका कारण है। भावषार्थ--सम्यग्द्शन, ज्ञान 
झौर चारित्र ये तीसों ज्ञानके ही परिणमन हैं । अतः ज्ञानकों ही मोक्षका कारण कहा है । 
ज्ञान श्रभेदविवक्षासे आ्रात्मा हो है । 

प्रसंगचिवरण--अ्रनन्तरपूर्व गाथामें बताया गया था कि पुण्यकमेके पक्षपाती जन 
पुण्यकमंको ही मोक्षहेतु समझकर पुण्यकों ही चाहते हैं। इस विवरण पर यह जिज्ञासा हुई 
कि फिर मोक्षका हेतु क्या है ? इस जिज्ञासाका समाधान इस गाथामे किया ह । 

तथ्यप्रकाश-- १- ज्ञान ही परमार्थभूत मोक्षका कारण है । २- मोक्षका कारण जो 


पुण्यपापाधिकार स्८्७ 


ज्ञानस्य भवन चारित्र । तदेवं तम्यग्दशंनज्ञानचारित्राण्येकमेव ज्ञानस्य भवनमायातम । ततो 


ज्ञानमेव परमार्थमोक्षहेतु: ॥१५५॥। 
इधात्र्‌ धारणपोषणयो: जुहोत्यादि, समृ-अंचु विशेषणे चुरादि, अधि-गम्लू गतौ, ज्ञा अंवबोधने, रन्ज रागे' 
परि-हञ हरणे, चर गत्यर्थ: भ्वादि, पथे गतौ भ्वादि, पथि-गतौ चुरादि | पदब्षिवरण-- जीवादीसद्हण 
जीवादिश्रद्धानं-प्रथमा एकवचन । सम्मत्तं सम्यक्त्वं-प्र० ए०। तेसि तेषां-षष्ठी बहु० | अधिगमों अधि- 
गम '-प्रथमा एक» । णाणं ज्ञानं-प्र० ए० । रायादीपरिहरणं रागादिपरिहरण-प्र ० ए० । चरण चरण-प्र० 
एक ० । एसो एषः-प्र ० ए० । दु तु-अव्यय । मोक्खपहो मोक्षपथ.-प्रथमा एकवचन ॥१५५॥ 


सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र बताया गया है वह ज्ञानका ही उस प्रकारसे होना है । 
३- किन्हीं मी लक्षणोसे सम्यग्द्शन सम्यग्ज्ञान सम्यकचारित्रका लक्षण किया जावे वह सब 
ज्ञानका उस प्रकारसे होना विदित होगा । ४-जीवादिक तत्त्वोंका यथार्थ भ्रद्धान होना सम्य- 
ग्द्शन है । ५- भूताथँंसे जाने गये जीव, भ्रजीव, पुण्य, पाप, भ्राख्रव, संवर, निजंरा, बंध व 
मोक्ष सम्यनत्व है याने सम्यक्त्वके कारण है। ६- भूतार्थाभिगत पदार्थोका शुद्धात्मासे भिन्‍न 
रूपमे सम्यक्‌ अश्रवलोकन होना सम्यग्दर्शन है। ७४- ज्ञानका जीवादिश्रद्धान स्वभावसे होना 
सम्यग्दर्शन है । ५- जीवादिक पदार्थोका संशय, विपयेंय भ्रनध्यवसायसे रहित यथार्थ ज्ञान 
होना सम्यग्ज्ञान है । ६-जीवादिक नाना पदार्थोका श॒द्धात्मतत्त्वसे भिन्‍न रूपमें निश्चय होना 
सम्यग्जञान है। १०-जीवादिज्ञानस्वभावसे ज्ञानका परिणमना सम्यग्ज्ञान है। ११-जीवादिपदार्थे- 
विपयक रागादिका परिहार होना सम्यक्चारित्र है। १२- जीवादिक नाना पदार्थोको शुद्धा- 
त्मासे भिन्‍नरूपमे निश्चय करके रागादिविकल्परहितरूप रूपसे निजशुद्धात्मामें ग्रवस्थान होना 


सम्पक्चारित्र है। १३-रागादिपरिहरणास्वभावसे ज्ञानका होना सम्यक्‌चारित्र है । 
सिद्धान्व-- १- जीवादिक पदार्थोंका श्रद्धान सम्यग्दर्शन है यह उपचार कथन है । 


२- जीवादिश्रद्धान स्वभावसे ज्ञानका (ज्ञानमय शभ्रात्माका) परिणमना सम्यग्दर्शन है यह 
निश्चयकथन है । ३-० जीवादिक पदार्थोंका ज्ञान होना सम्यग्ज्ञान है, यह उपचार कथन है । 
४०-ज्ञानका जीवादि ज्ञानस्वभावसे परिणमना सम्यग्ज्ञान है यह निश्वयकथन है। ५-- बाह्य- 
पदार्थोका राग छोड़ना, षट्कायके जीवोकी रक्षा करना झ्ादि उपचार कथन है | ६--रागादि- 
परिहरणस्वभावसे ज्ञानका परिणमना सम्यकचारित्र है, यह निश्चयकथन है । 

हृष्टि--- १--अपरिपूर्ण उपचरित स्वभावव्यवहार (१०५श्र)। २-शुद्धनिश्वयनय 
(४६) । ३-- अ्रपरिपूर्ण उपचरित स्वभावव्यवहार (१०४५शञ्) | ४- शुद्धनिश्ववनय (४६)। 
५--अपरिपूर्ण उपचरित स्वभावव्यवहार (१०५श्र) | ६-शुद्धनिश्वयनय (४६) । 


रेघ८ समयसार 
अथ परमार्थमोक्षहेतोरन्यत्‌ कर्म प्रतिषेधयति--- 
मोत्तण णिच्छयटरटं ववहारे ण॒ विदुसा पवट्ठति । 


परमथठमस्सिदाण दु जदीण कम्मक्खझो विहिओ ॥१५४६॥ 
परमार्थ छोड़ करके, ज्ञानी व्यवहारमें नहीं लगते । 
क्योंकि परसार्थदर्शो, मुनिके क्षय कर्मका होता ॥१५६॥। 
मुक्त्वा निश्चचयार्थ व्यवहारे न विद्वांस: प्रवर्तते। परमार्थमाश्रिताना तु यतीनां कर्मक्षयो विहित' ॥१५६॥ 
यः खलु॒ परमार्थमोक्षहेतोरतिरिक्तो ब्रततपःप्रभृतिशुभकर्मात्मा केषांचिन्मोक्षहेतु:ः स 
सर्वोष्पि प्रतिषिद्धस्तस्य द्रव्यान्तरस्वभावत्वात्‌ तत्स्वभावेन भानभवनस्याभवनात्‌ । परमार्थमोक्ष 


प्राकृतशब्ब--णिच्छट्र, ववहार, विदुस, परमट्ट, अस्सिद, दु, जदि, कम्मक्खय, विहिअ। प्राकृत- 
घातु-मुच त्यागे, प-वत्त वर्तने। प्रकृतिदाब्द--निश्चयार्थ, व्यवहार, न, बिद्स्‌, परमार्थ, आश्रित, तु 
यति, कर्मक्षय, विहित । मूलधातु--मुच्लु मोक्षणे तुदादि, विद ज्ञाने, प्र-बृतु बरतने भ्वादि, श्रित्र्‌ सेवाया 





प्रयोग -- सवंत्र ज्ञानभावको ही मोक्षहेतु जानकर विशुद्ध ज्ञानात्मक स्वमें ही रत हो 
॥ कर पअ्पनेको सकलसंकट रहित करनेका पौरुष करना ॥१५५॥ 


भ्रब परमार्थरूप मोक्षके कारणासे भिन्न कमंका निषेध करते है--[विद्वांसः:] पंडित 
जन [ निश्चयार्थ] निश्वयनयके विषयको [भमुक्त्वा | छोड़कर [व्यवहारे] व्यवहारमें [न प्रव 
ते] प्रवृत्ति नहीं करते हैं [तु] क्योकि [परमार्थ] परमाथंभूत-प्रात्मस्वरूपका [आश्रितानां] 
बा करने वाले [यतीनां ] यतीश्वरोके हो [करमक्षयः] कमंका नाश [बिहितः] कहा 
गया है । 
तात्पयं--व्यवहार क्रियामें ही प्रवृत्ति रखनेसे मोक्ष नहीं होता, किन्तु परमार्थ सहज 
ज्ञानमय अन्तस्तत्त्वक्रे प्राश्नयसे ही मोक्ष होता है, तप ब्रत प्लादि तो प्रशभसे बचाकर शुद्धताके 
लिये प्रवसर देने वाले है । 
टीकार्थ--परमार्थभूत मोक्षके कारणसे रहित श्र ब्रत तप झादिक छ्युभकर्मस्वछूप ही 
किन्हीके मतमे मोक्षका हेतु है सो वह सभी निषिद्ध किया गया है, क्योंकि व्रत तप श्रादि 
प्रन्यद्रव्यस्वभाव है, उस स्वभावसे ज्ञानका परिणमन नही होता तथा परमार्थभृत मोक्षका 
कारण एक द्रव्यस्वभावरूप होनेके कारण स्वभावसे हो ज्ञानका परिणमन होता है । भावार्- 
| मोक्ष श्रात्माको होता है सो उसका कारण भी प्रात्माका स्वभाव हो होना चाहिए । जो ग्रन्य 
: द्रव्यका स्वभाव है उससे श्रात्माकों मोक्ष कंसे होगा ? इसलिए शुभ कर्म पुद्गलद्रव्यका स्वभाव 
है वह आत्माके मोक्षका कारण नही है । ज्ञान आ्रात्माका स्वभाव है, वह्दी झात्माके परमाथंभूत 
मोक्षका कारण है । 


पुण्यपापाधिकार २८६६ 


हेतोरेवैकद्रव्यस्वभावत्वात्‌ तत्स्वभावेन ज्ञानभवनस्य भवनात्‌ । वृत्त ज्ञानस्वभावेन ज्ञानस्य भवर्न॑ 
सदा । एकद्रव्यस्वभावत्वान्मोक्षहेतुस्तदेव तत्‌ ॥१०६॥ वृत्त कर्मस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं न 
हि । द्रव्यांतरस्वभावत्वान्मोक्षहेतुनं कर्म तत्‌ ॥१०७॥ मोश्षहेतुतिरोधानादुबंधत्वात्स्वयमेव च । 
मोक्षहेतुतिरोधायिभावत्वात्तन्रिषिध्यते ॥१०८॥। ॥१५६।॥। 

भ्वादि, क्षि क्षये भ्वादि, वि-हि गतौ बृद्धो च *वादि | पदविवरण--मोत्तण मुक्त्वा-असमाप्तिकी क्रिया | 
णिच्छयद्र निशचयार्थ-द्वितीया एक० । ववहारे व्यवहारे-सप्तमी एक० | ण न-अव्यय । विदुसा विद्वांस:- 
प्रथमा बहु० । पवट्ट ति प्रवतन्ते-वतंमान लट्‌ अन्य पुरुष बहु० । परमट्ट परमार्थ-द्वि० एक० । अस्सिदाण 


आश्विताना-षष्ठी बहु० । दु तु-अव्यय । जदीण यतीनां-षष्ठी बहु०। कम्मक्खओ कर्मक्षय:-प्रथमा ए०५ 
विहिओ विहित:-प्रथमा एकवचन कृदन्त ।। १५६ | 








ग्रब इसी भ्रथंके कलश रूप दो श्लोक कहते है--बृत्तं इत्यादि । श्र्थ --ज्ञानस्वभाव 
से बतंना ही ज्ञानका होना है और वही मोक्षका कारण है क्योंकि ज्ञान ही एक श्रात्मद्रव्य- 
स्वभाव है । बृत्तं इत्यादि--कर्मस्वभावसे बतंना ज्ञानका होना नहीं है, वह (कर्मका बतंना) 
मोक्षका कारण नही है क्योकि कर्म प्रन्यद्रव्यस्वभाव है। भावार्थे-मोक्ष प्रात्माको होता 
है इसलिए आत्माका स्वभाव हो मोक्षका कारणा हो सकता है और चौंकि ज्ञान भ्रात्माका 
स्वभाव है, अ्रतः वही मोक्षका कारण है। तथा कर्म प्रन्य(पुद्गल) द्रव्यका स्वभाव है इस 
लिए वह आत्माके मोक्षका कारण नहीं द्वोता, यह युक्ति श्रागम श्र प्रनुभवसे सिद्ध है । 

मोक्षहेतु इत्यादि--चूकि कमसे मोक्ष हेतुका तिरोघान होता है, कर्म स्त्रयं बंधस्वरूप 
है, तथा कर्म मोक्षके कारणोंका ग्राच्छादक है, श्रतः इन तोन हेतुप्रोंसे मोक्षमार्गमें कर्मका 
निषेध किया गया है । 

प्रसंगविवरण-प्रनन्तरपूर्व गाथामें परमार्थमोक्षहेतु बताया गया था । अरब परमार्थ 
मोक्षहेतुके श्रतिरिक्त जो भो कर्म है उसका निषेध इस गाथामें किया गया है । 

तथ्यप्रकाश -- १-ज्ञानकरा ज्ञानख्प रहना ही मोक्षक्रा हेतु है। २- परमार्थमोक्षहेतुके 
सिवाय जितने भी ब्रत तप अ्रादि कम हैं वे अन्य द्रव्यका स्वभाव होनेसे मोक्षहेतु नही हैं, क्‍यों 
कि कर्मक्रियावोंके स्वभावसे ज्ञानका होना नही होता । ३-निश्चयरत्नत्रयात्मक ज्ञानभाव एक 
निज पग्रात्मद्रव्यका स्वभाव होनेसे मोक्षहेतु है, क्योंकि प्रात्मस्वभावसे ज्ञानका होना होता है । 

सिद्धान्त--- १-परमार्थका श्राश्रय करने वाले यतियोंकों मोक्ष होता है । २-शुद्धोप- 
योगसे पूर्व होने वाले शुभोपयोगके श्लाश्नयभूतके प्रति योग उपयोग करना उपचारसे धर्म है । 

हृष्टि-- १-उपादानहदृष्टि (४६ब) । २-प्रतिसामीप्ये तत््वोपचारक व्यवहार (१४७) । 

प्रयोग---व्यवद्ारधमंप्रवत॑नसे अशुभोपयोगका निवारण कर परमारथंबोधका भभ्यास्‌ 





२६७ समयसार 

झथ कमरों मोक्षहेतुतिरोधानाकरशं साधयति-- 
वत्थस्स सेदभावों जह णासेदि मलमेलणासत्तो । 
मिच्छत्तमलोच्छण्णं तह सम्मत्त खु णायव्वं ॥१५४७॥ 
बत्थस्स सेदभावों जह णासेदि मलमेलणासत्तो । 
अण्णाणमलोच्छण्णं तह णाणं होदि णायब्वं ॥१४८॥ 
वत्थस्स सेदभावो जह णासेदि मलमेलणासत्तो । 


कसायमलोच्छण्णं तह चारित्तं पि शादव्यं ॥१४६॥ (तरिकलम) 
ज्यों वस्त्र श्वेररूपक, मलमेलन लिप्त होय ढक जाता । 

त्यों यह सम्यवत्व यहां, मिथ्यात्यमलसे ढक जाता ॥१५७॥ 

ज्यों वस्त्र श्वेतरूपक, मलसेलनलिप्त होय ढक जाता । 

त्यों जानो ज्ञान यहां, श्रज्ञाममलसे ढक जाता ॥॥१५८॥ 

ज्यों बस्त्र श्वेतकहूपक, मलमेलनलिप्त होय ढक जाता । 


त्यों जानो चारित यह, कषायमलसे हि ढक जाता ॥१५६७ 
बस्त्रस्य ख्वेतभावों यथा नश्यति मलमेलनासक्त । मिथ्यात्वमलावच्छन्न॑ तथा सम्यवत्व सलु ज्ञातव्य । 
धस्त्रस्य श्वेतमावों यथा नश्यति मलमेलनासक्त' । अज्ञानमलावच्छन्नं तथा ज्ञान भवति ज्ञातव्य । 
बस्त्रस्य दवेतमावो यथा नश्यति मलमेलनासक्त: । कषायमलावच्छन्न तथा चारित्रमपि ज्ञातव्य । 
जञानस्य सम्यवत्वं मोक्षहेत्‌: स्वभाव:, परभावेन मिथ्यात्वनाम्ना कर्ममलेनावच्छन्नत्वात्‌ 


तिरोधीयते परभावभूतमलावच्छन्नश्वेतवस्त्रस्वभावभूतश्वेतरवभाववत्‌ । ज्ञानस्य ज्ञानं मोक्षहेत 


प्राकृतदाब्द--वत्थ, सेदभाव, जह, मलमेलणासत्त, मिच्छत्तमलोच्छण्ण, तह, सम्मत्त, खु, वत्थ, सेद- 
भाव, जह, मलमेलणासत्त, अष्णाणमलोच्छण्ण, तह, णाण, णायबव्व, वत्थ, सेदभाव, जह, मलभेलणासत्त, 
कसायमलोच्छण्ण, तह, चारित्त, वि, णादव्व । प्राकृतधातु- नस्स नाशे, च्छाद सवरणे, जाण अवबोधने, 
हो सत्तायां, नस्स नाशे, कस तनृक रणे । प्रकृतिशब्द--वस्त्र, ब्वेतभाव, यथा, मलमेलनासक्त, मिथ्यात्व- 
मलावच्छनन, तथा, सम्यक्त्व, खलु, ज्ञातव्य, वस्त्र, र्वेतभाव, यथा, मलमेलनामक्त, अज्ञानमलावच्छन्न, 
तथा, ज्ञान, ज्ञातव्य, वस्त्र, र्वेतभाव, यथा, मलमेलनासक्त, कपायमलावच्छुन्न, चारित्र, अपि, ज्ञातव्य । 


करके व्यवहारप्रवतेनको छोड़कर परमार्थ ज्ञानस्वभावका ्राश्रय करनेका पौरुष करना ॥१५६॥ 

ग्रब मोक्षके कारणभूत दर्शन, ज्ञान और चारित्रका आच्छादक कम है यह बताते 
हैं“ [ यथा] जैसे [वस्त्रस्थ] वस्त्रका [श्वेतभावः| श्वेतपना [मलमेलनासक्त:] मलके 
मिलनेसे लिप्त होता हुआ [नश्यति | नष्ट हो जाता है [तथा] उसी भांति [मिश्यात्वमलाव- 
उ्छुन्नं] मिथ्यात्वमलसे व्याप्त हुआ [ सम्यकक्‍त्वं | श्रात्माका सम्यक्त्वगुण [खलु| निश्चयसे 





पुण्यपापाध्रिकार श५११ 


स्वभाव:, परभावेनाज्ञाननाम्तना कर्मलेनावच्छन्नत्वात्तिरोधीयते परभावभृतमलावच्छन्नश्वेत- 
बस्त्रस्वभावभूतश्बेतस्व्रभाववत्‌ । ज्ञानस्य चारित्र मोक्षहेतु: स्वभावः, परभावेन कषायनाम्वा 
मूलधातु-णस नाशे दिवादि, छद अपवारणे, मिल इबलेषणे, मिल संगमे तुदादि, मल धाररो भ्वादि, कष् 
हिसाथे: | पदविवरण--वत्थस्स वस्त्रस्य-षष्ठी एक० । सेदभावों र्वेतभाव:-प्रथमा एकवचन । जह यथा-- 
अव्यय । णासेदि नश्यति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० क्रिया । मलमेलणासत्तो मलमेलनासक्त:-प्र० ए०। 
मिच्छत्तमलोच्छण्णं मिथ्यात्वमलावच्छनन-प्र० ए०। तह तथा-अव्यय । सम्मत्तं सम्यकत्वं-प्र० एक० । ख़ु 
खलु-अव्यय । णायव्वं ज्ञातव्य-प्र ० एक० कृदन्‍त । वत्थस्स वस्त्रस्य-षष्ठी एक०। सेदभावों श्वेतभाव:- 
प्र० ए०। जह यथा-अव्यय । णासेदि नश्यति-वतेमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन । मलमेलणासत्तों मन 
मेलनासक्त:-प्रथमा एकबचन । अण्णाणमलोच्छण्णं अज्ञानमलावच्छन्नं-प्र ० ए० | तह तथा-अव्यय । णा्ं 


[ज्ञातव्यं] आच्छादित हो रहा है ऐसा जानना चाहिए । [यथा] जैसे [वस्त्रस्य श्वेतभाव: ] 
बस्श्रका श्वेतपना [सलमेलनासक्तः] मलके मेलसे लिप्त होता हुप्रा [नश्यति] नष्ट हो जाता है 
है [तथा] उसी प्रकार | प्रज्ञानमलावच्छुन्नं] प्रज्ञानमलसे व्याप्त हुप्ना [ज्ञानं] आत्माका ज्ञान 
भाव [भवति ज्ञातव्यं] आाच्छादित होता है ऐसा जानना चाहिये तथा [यथा | जेसे [वस्त्व- 
स्थ श्वेतभावः| कपड़ेका श्वेतपना [समलमेलनासक्त:] मलके मिलनेसे व्याप्त होता हुप्ा 
[नश्यति ] नष्ट हो जाता है [तथा |] उसी तरह [कषायमलावच्छन्नं] कषायमलसे व्याप्त हुआ्ना 
[चारित्र अपि] आत्माका चारित्र भाव भी झ्ाच्छादित हो जाता है ऐसा [ज्ञातव्यं] जानना 
चाहिये । ह 
तात्पयं-कमंद्वारा रत्नत्रय तिरोहित होता है प्रतः कमंका प्रतिषेध करना बताया है । 
टीकार्थ-- ज्ञानका सम्यवत्व मोक्षका कारणरूप स्वभाव है, कितु बह परभावस्वरूप 
मिध्यात्वकममेलस व्याप्त होनेके कारण तिरोभूत हो जाता है जैसे कि परभावभूत मैलसे 
व्याप्त सफेद वस्त्रका स्वभावभूत श्वेत स्वभाव तिरोभूत हो जाता है। ज्ञानका ज्ञान मोक्ष का 


कारणरूप स्वभाव है, वह परभावरूप श्रज्ञान नामक कमेरूपी मलसे व्याप्त होनेसे तिरोहित 
किया जाता है, जेसे परभावरूप मैल (रंग) से व्याप्त हुश्ना श्वेत वस्त्रका स्वभावभूत सफेदपन 


तिरोहित किया जाता है | ज्ञानका चारित्र भी मोक्षका कारणारूप स्वभाव है, वह परभाव- 
स्वरूप कषायनामक कर्मरूपी मैलसे व्याप्त होनेसे तिरोहित किया जाता है, जैसे परभावस्वरूप 


मैल (रंग) से व्याप्त हुआ सफेद कपड़ेका स्वभावभूत सफेदपन तिरोहित किया जाता है। इस 
कारण मोक्षके कारणरूप सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रका तिरोधान करनेसे कर्ंका निषेध किया 
गया है। भावाथें--सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र रूप ज्ञानके परिणमनस्वरूप मोक्षमार्गके प्रति« 
बंधक भिथ्यात्व ग्रज्ञान कषायरूपी कर्म हैं। इसलिये कमंका निषेध ह्रागममें बताया गया है । 

प्रसंगविवरण-- भ्रनन्तरपूर्व गाथामें परमार्थमोक्षहेतुके श्रतिरिक्त भ्रन्य कमंके मोक्ष- 








२६२ समयसार 


कममलेनाबच्छन्नत्वात्तिरोधीयते परभावभूतमलावच्छुन्नश्वेतवस्त्रस्वभावभूतश्वेतस्वभाववत्‌ । 
ब्रतो मोक्षहेतृतिरोधानकरणात्‌ कम प्रतिषिद्ध ॥| १५७-१५६ ॥ 





जशञानं-प्र० ए० । होदि भवति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन क्रिया । णायब्व ज्ञातव्यं-प्रथमा एकवचन 
कृदन्त । वत्थस्स वस्त्रस्य-षष्ठी एक० । सेदभावों र्वेतभाव:-प्रथमा एक०। जह यथा-अव्यय । णासेदि 
,नेश्यति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० क्रिया । मलमेलणासत्तो मलमेलनासक्त.-प्रथमा एक० । कसायमलो 
च्छेण्ण कषायमलावच्छन्न:-प्रथमा एक० | तह॒तथा-अव्यय । चारित्त चारित्र-प्रथमा एक० | पि अपि- 
अव्यय । णादव्वं ज्ञातव्य-प्रथणा एकवचन कृदन्त ।। १५७ १५६॥। 








' हेतुत्वका प्रतिषेघ किया था । ग्रब प्रतिषेध्य उन्ही कर्मोको मोक्ष हेतुतिरोधायिता इस गाधामें 
प्रसिद्ध को है । 
तथ्यप्रकाश-- १-समस्त कर्म रत्नत्रयस्वरूप मोक्षहेतुका तिरोधान करते हैं, श्रतः 
कम प्रतिषेध्य हैं । २--ज्ञानका सम्यक्त्व स्वभाव (सम्यकपना) मोक्षक्रा हेतु है वह भिथ्यात्व 
कर्ममल परभावसे तिरोहित है। ३--ज्ञानका ज्ञानस्वभाव मोक्षका हेतु है वह अज्ञान (ज्ञाना- 
वरणा ) नामक कर्ममल परभावसे तिरोहित है। ४--ज्ञानका चारित्रस्वभाव मोक्षका हेतु है 
. वहु कषाय कर्ममल परभावसे तिरोहित है। ५-ये पौद्गलिक कम निमित्तरूपसे मोक्षहेतुके 
बाधक हैं भौर इन कर्मके निमित्तभूत व नैमित्तिकभूत शभाशुभ कर्म निजमें मोक्षहेतुके _ 
/ -जाधक हैं । दीशशुद्धोपयोगसे पूर्व होने वाले शुभोपयोगके साधनभूत कर्म मोक्षहेतुके परम्परया 
' साधक हैं, साक्षात्‌ बाधक हैं । 
है, सिद्धान्त--(१) पौदृगलिक कमंविपाक मोक्षहेतुका निमित्तरूपसे बाधक है। (२) 
' शुभाशुभभाव मोक्षहेतुका उपादानतया बाधक है । 
देष्ट-- १- निमित्तदृष्टि (१३ग्े) । २- उपादानहृष्टि (४€ब) । 
| प्रयोग--पुण्यपापकर्मको व पृण्यपापभावको अ्रलक्षित करके भ्रन्त प्रकाशमान परमार्थ- 
! मोक्षहेतृभूत ज्ञानस्वभ।वमें उपयुक्त होनेका पौरुष करना ॥ १५७-१५६ ॥ 
ह प्रब॒ कर्म स्वयमेव बंध है, यह सिद्ध करते हैं;-- [सः | वह ग्रात्मा स्वभावतः [ सर्व- 
. ज्ञानदर्शी] सबका जानने देखने वाला है तो भी [निजेन कर्मरजसा] श्रपने कमंरूपी रजसे 
. [प्रवच्छुन्नः] प्राच्छादित हुआ [संसारसमापन्‍्नः] संसारको प्राप्त होता हुप्रा [सर्बतः] सब 
' प्रकार से [सब] सब बस्तुको [न विजानाति] नही जानता । 
तात्पयें--ज्ञाता द्रष्टा स्वभाव होनेपर भी संसारस्थ प्राणी कर्माच्छादित होनेसे सबब- 
ज्ञाता नहीं हो पाता । 
टीकार्थ--जिस कारण स्वय्रमेव ज्ञानरूप होनेसे सब पदार्थोंकी सामान्य विशेषतासे 


रै 


पुण्यपापाधिकार २९३ 
क्रथ कर्मणः स्वयं बंधत्यं साधयति-- 


सो सब्वशाणदरिसी कम्मरणण णियेणवच्छण्णो । 


संसारसमावण्णो ण विजाशदि सब्वदो सब्यं ॥१६०॥ 
यह सर्वज्ञानदर्शों तो भि निज कर्मरजसे श्राच्छादित । 
संसारमें मटक कर, यह सबको जान नहिं सकता ॥१६०॥ 

स सर्वज्ञानदर्शी कर्मरजसा निजेनावच्छुन्न: । ससारसमापन्नो न विजानाति सर्वतः सर्बम्‌ ।। १६० ॥। 
यतः स्वयमेव ज्ञानतया विश्वसामान्यविशेषज्ञानशीलमपि ज्ञानमनादिस्वपुरुषापराधप्रव- 
नामसंज्ञ--त, सव्वणाणदरिसि, कम्मरय, णिय, अवच्छण्ण, ससारसमावण्ण, ण, सब्बदो, सब्व। 
धातुसंज्ञ-दरिस दर्शनायां, अव-च्छण हिसायां, जाण अवबोधने । प्रातिपदिक--तत्‌, सर्वज्ञानदर्शितु, कर्म- 


रजस्‌, निज, अवच्छन्न, ससारसमापन्न, न, सर्वत., सर्व | मुलधातु-दृशिर्‌ .प्रेक्षणे, छृद अपवारणे संवरणी 
भ्वादि चुरादि, वि-ज्ञा अवबोधने | पदविवरण--सो स.-प्रथमा ए० । सव्वणाणदरिसी सर्वज्ञानदर्शी कम्म- 




















जाननेके स्वभाव वाला होनेपर भी ज्ञान ग्रनादिकालसे अपने पुरुषापराधसे प्रवतेमान कमेरूप 
मलसे गआ्राच्छादितपना होनेके कारण परभावबन्धरूप बंधावस्थामें सब प्रंकारके सब ज्ञेया- 
काररूप अपने स्वरूपको नहीं जानता हुम्ना भ्रज्ञानभावसे ही यह श्राप स्थित है । इस कारण 
निश्चय हुप्ना कि कर्म स्वयं ही बधस्वरूप है। इसोलिय स्वयं बंधरूप होनेसे कर्मका प्रतिषेध 
किया गया है | भावार्थ--यहाँ ज्ञान शब्दसे आत्माका ही ग्रहण किया गया है । सो यह ज्ञान- 
स्वभावसे तो सबको देखने ओर जानने वाला है, परन्तु भ्रनादिसे प्राप अपराधों है, इसलिये 
बंधि हुए कर्मसे श्राच्छादित है । ग्रत: अपने सम्पूर्ण रूपको नही जानता हुझा, भ्रज्ञानहूप 
हुआ ग्राप स्थित है, सो आप तो अपने अ्ज्ञानभावरूप परिणमन करता है और तब कर्म 
स्त्रयमेव बन्बरूप हो जाते है, इसीलिए कर्मका प्रतिषेष करना बताया है । 

प्रसंगविबरण-- अ्रनन्तरपूर्व गाथात्रिकमें यह बताया गया था कि शुभकर्म मोक्षहेतुका 
तिरोधान करते है | ग्रब इस गाथामें बताया है कि कर्म स्वयं जीवको बन्धन है । 

तथ्यप्रकाश--( १) यह ज्ञान (प्रात्मा) ज्ञानस्वरूप होनेसे स्वयं ही सर्वेज्ता व सब्ब- 
द्शिताके स्बभाव वाला है | (२) यह जीव अनादिकालसे स्वपुरुषापराधसे चले श्राये कमंमल 
से आक्रान्त होनेसे इस संसारदशामें प्रज्ञानभावके कारएणा सबको नहीं जान सकता है । (३) 
प्रज्ञानरूप शुभाशुभकर्म जीवको स्वयं ही बन्धन हैं । (४) शुभाशुभ कमे स्वयं बन्धरूप होनेसे 
प्रतिषेध्य है । 

सिद्धान्त-- (१) ग्रात्मा स्वयं सहज परमज्ञानविकांस स्वभाव वाला है। (२) पोद्ग- 
लिक कमंविपाकोदयसे यह जीव संसारसमापन्‍्न है । (३) अपने प्रज्ञानापराधसे यह जीव कलु- 


र्६४ समयसार 


तेमानकर्मंमलावच्छुन्नत्वादेव बंधावस्थायां सवेतः सर्वमप्यात्मानमविजानदज्ञानभावेनवेदमेवमव- 
तिष्ठते । ततो नियतं स्वयमेव कर्मेंव बंध: भ्रतः स्वयं बंधत्वात्कर्म प्रतिषिद्ध ॥१६०॥ 


«७०४० >लेजनं बेन ्््््ण 
७७.4. लनमन--कन-+मके नमन >म कम मम ० पटक केनननने कि लज-+5 


रयेण कमंरजसा-तृतीया एक० । णियेण मिजेन-तृ० एक० । अवच्छण्णों अवच्छन्न.--प्रथमा एक० । ससार- 
समावण्णों संसारसमापन्त:-प्रथमा एक० । ण न-अव्यय । विजा्णाद विजानाति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष 
एकवचन क्रिया । सव्व॒दों सर्वंत:-अव्यय पंचम्यर्थे । सब्व सर्व-द्वितीया एक० ॥ १६० ॥ 
घित व विकल्पसंकटापन्न है । 
हृष्टि-- १- परमशुद्धनिश्वयनय (४४) । २- उपाधिसापेक्ष श्रशुद्धद्रव्याथिकनय 
(५३) । ३- अशुद्धनेश्वननय (४७) । 
प्रयोग-- शुभाशुभभावोंको साक्षात्‌ परमार्थहष्टिका बाधक जानकर उनसे उपेक्षा करके 
| प्रवाधस्वभाव शाश्वत श्रन्तःप्रकाशमान ज्ञानस्वरूपके भ्रभिमुख रहनेका पौरुष करना ॥१६०॥। 
भ्रब कमंका मोक्षहेतुतिरोधायीपना दिखलाते है-- [ सम्पक्त्वप्रतिनिबद्ध ] सम्यक्त्वको 
रोकने वाला [मिथ्यात्व॑ ] मिथ्यात्व है ऐसा [जिनवर॑:] जिनवरदेवोने [परिकथितं] कहा है 
[तस्पोदय्रेन] उसके उदयसे [जीवः] यह जीव [मिथ्यादृष्टि:] मिथ्याहृष्टि हो जाता है [इति- 
शञातव्यः] ऐसा जानना चाहिये। [ज्ञानस्थ प्रतिनिबद्ध] ज्ञानको रोकने वाला [अज्ञानं] 
प्रश्ञान है ऐसा [जिनवर: परिकर्थितं] जिनवर देवोंने कहा है [तस्योदयेन] उसके उदयसे 
[जीवः] यह जीव [श्रज्ञानो | भ्रज्ञानी [भवत्ति] होता है ऐसा [ज्ञातव्यः] जानना चाहिए । 
[धारित्रप्रतिनिबद्ध:। चारित्रकों रोकने वाला [कषायः] कपाय है ऐसा [जिनवर:] जिनेन्द्र- 
देवोंने [परिकथितः ] कहा है [तस्य उदयेन] उसके उदयसे [जीव:] यह जीव | प्रच्चारित्र:] 
झ्रचारित्री [भवत्ति] हो जाता है ऐसा [ज्ञातव्य:] जानना चाहिये । 
तात्पयें--मिथ्यात्व प्रशान व कषायके उदयसे जीव मिथ्याहष्टि भ्रज्ञानो व अचारित्री 


हो जाता है । 














है, वह स्वयं कर्म ही है, उसके उदयसे ज्ञानके प्रज्ञानपना है; श्रौर चारित्र जो कि मोक्षका 
काररारूप स्वभाव है उसका प्रतिबंधक कषाय है, वह स्वयं कर्म ही है, उसके उदयसे ही ज्ञान 
के प्रचारित्रपना है । इस कारण कम्मेमें स्वयमेव मोक्षके कारणभूत सम्यर्दर्शन ज्ञान चारित्र 
का तिरोधायिपना होनेसे कममका प्रतिषेघ किया गया है। भावाथथ--मोक्षके कारणरूप स्व- 
भाव हैं सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र | इन तीनोंके प्रतिपक्षी कम मिथ्यात्व, भ्रज्ञान भौर कषाय 
ये तीन हैं इसलिये वे इन तीनोंकों प्रकट नहीं होने देते, इस कारण कमेंका प्रतिषेध किया गया 
है । भ्रशुभ कर्म मोक्षका हेतु तो क्या है बाधक ही है, परन्तु शुभकर्म भी बंधरूप ही है। इस 


पुण्यपापाधिकार २६४ 
अथ कर्मरों मोक्षहेतुतिरोधायिभावत्व॑ दर्शवति-- 

सम्मत्तपडिणिबद्ध मिच्छत्तं जिणवरेहि परिकहियं। 
तस्सोदयेण जीवो मिच्छादिट्टिति णायव्वों ॥१६१॥ 
णाणस्स पडिणिबद्ध' अण्णाणं जिएवरहि परिकहियं । 
तस्सोदयेण जीवो अण्णाणी होदि णायब्वो ॥१६२॥ 
चारित्तपडिणिबद्ध' कसायं जिणवरंहि परिकहियं । 
तस्सोदयेण जीवो अचरित्तो होदि णायव्वो ॥१६३॥ (त्रिकलम) 


सम्यक्त्वका विरोधक, जिनवरने मिथ्यात्वकोी बताया । 
उसके उदयसे प्रात्मा, मिथ्याहृष्टो कहा जाता ॥१६१॥ 
ज्ञानका प्रतिनिबन्धक, मुनोश श्रज्ञानकों बताते हैं । 
उसके उदयसे प्रात्मा, श्रज्ञानी बरतंता जानो ॥१६२४७ 
चारित्रका विरोधक, मुनोन्रने है कषाय बतलाया । 


इसके उदयसे प्रात्मा, हो जाता है श्रचारित्री ॥१६३७ 
सम्यक्त्वप्रतिनिबद्ध मिथ्यात्व जिनवरें: परिकथित । तस्योदय्रेंन जीवो मिथ्याहृष्टिरिति ज्ञातव्य: ॥१६१॥ 
ज्ञानस्य प्रतिनिबद्ध अज्ञान जिनवरे' परिकथित । तस्योदयेन जीवोउज्ञानी भवति ज्ञातव्य: ॥१६२॥ 
चारित्रप्रतिनिबद्ध, कपायो जिनवरे परिकर्थित:। तस्योदयेन जीवोहचारित्रों भवति ज्ञातव्यः ॥१६३॥। 


सप्यवत्वस्य मोक्षहेतो: स्वभावस्य प्रतिबधर्क किल मिथ्यात्वं, तत्तु स्वयं कर्मेंव तदु- 
दयादेव जञानस्य भिथ्याह॒शित्वं । ज्ञानस्य मोक्षहेतो: स्वभावस्य प्रतिबंध किलाज्ञानं, तत्त स्वयं 
कर्मंव तद॒दयादेव ज्ञानस्याज्ञानत्वं । चारित्रस्य मोक्षद्देतो: स्वभावस्य प्रतिबंधक. किल कषाय:, 
स॒ तु स्वयं कर्मव तदुदयादेव ज्ञानस्थाचारित्रत्वं । ग्रतः स्वयं मोक्षहेतुतिरोधायिभावत्वातु कर्म 





नामसंज्ञ-सम्मत्तपडिणिबद्ध, मिच्छत्त, जिणवर, परिकहिय, तस्स, उदय, जीव, मिच्छादिटठि, इत्ति 
णायव्व, णाण, पर्डिणबद्ध, अष्णाण, जिणवर, परिकहिय, तस्स, उदय, जीव, अण्णाणि, णादव्व, चारित्त- 








कारण इसका भो कर्म सामान्यके प्रतिपेघके कथनमे प्रतिषेध ही जानना । 

ग्रब इसी अ्र्थंथा कलशरूप काव्य कहते है--संन्यस्त इत्यादि । श्रर्थ- मोक्ष के चाहने 
बालोंको यह समस्त कर्म ही त्यागने योग्य है। इस तरह समस्त ही करमंके छोड़नेपर पुण्य 
व पापकी तो कथा हो क्या है (कर्म .सामान्‍्यमें दोनों हो श्रा जाते है) । यों समस्त कर्मोंका 
त्याग होनेपर ज्ञान, सम्यक्त्व श्रादिक अपने स्वभावरूप होनेसे मोक्षका कारण हुआ्ना कमेरहित 
झ्रवस्थासे जिसका रस प्रतिबद्ध (उद्धत) है ऐसा श्रपने आप दोड़ झ्राता है । भावा्थे--कर्मके 


३६६ समयसार 


प्रतिषिद्धं । संन्‍्यस्तव्यमिदं समस्तमपि तत्कमेंब मोक्षाथिना, संन्‍्यस्ते सति तन्न का किल कथा 
पुण्यस्थ पापस्य वा। सम्यनत्वादिनिजस्वभावभवनास्मोक्षस्य हेतुभवस्तैष्कम्यप्रतिबद्धमुद्धततरसे 
ज्ञानं स्वयं घावति ॥१०६॥ यावत्पाकमुपैति कर्मविरतिज्ञानस्थ सम्यड न सा, कर्मजानसमुच्च- 
यो४पि विहितस्तावन्न काचित्क्षति: । कित्वत्रापि समुल्लसत्यवशतों यत्कर्म बधाय तसमोक्षाय 
_ पडिणिबद्ध, कसाय, जिणवर, परिकहिय, तस्स, उदय, जीव, अचरित्त, णादव्व । धातुसंज्-पडि-णि-बध 
बंधने, परि-कह वाक्‍्यप्रबन्धे, जाण अवबोधने, हो सत्तायां | प्रातिपविक-- सम्यक्त्वप्रतिनिबद्ध, मिथ्यात्व 


७ अनिभतफभगरनरग२रटनननिनना५ क्‍नन-नाननननननर न न>+नकन नमन नेानिनान तितनाीजनननननीननन-न न -िननन-ऊ-4न ० म भजन -- तन न--भ०८०+ बन 








दूर होनेपर ज्ञान, स्वयं अपने मोक्षके कारणमय स्वभावरूप हुआ निर्बाध प्रगट होता है । 
प्रश्न--अवि रत सम्यग्दृष्टि श्रादिके जब तक कमंका उदय है, तब तक ज्ञान मोक्षका 
कोरण कैसे हो सकता है तथा कर्म और ज्ञान दोनो एक साथ किस तरह रहते है ? इसके 
समाधानमें काव्य कहते है--यावत्‌ इत्यादि.। अर्थ--जब तक कर्म उदयको प्राप्त है और 
ज्ञानके सम्यक विरतिभाव नहीं है, तब तक कर्म और ज्ञान दोनोंका समुच्चय (एकश्रीकरणा) 
भी कहा गया है श्रोर तब तक भी इसमें कुछ क्षति नहीं । किन्तु, इस आात्मामें प्रवशपने जो 
कर्म प्रकट होता है वह तो बंधके ही लिये है झौर मोक्षके लिये एक परम ज्ञान ही निर्णीत है 
जो कि स्वतः विमुक्त है श्रर्थात्‌ सदंव परद्रव्यभावोसे भिन्न है। भावार्थ--जब तक सम्यग्दृष्टि 
के संज्वलनकषायका भी उदय है तब तक उसके ज्ञानधारा व कर्मघारा दोनों चलती है । कर्म 
'तो भ्रपना कार्य करता ही है श्रौर वहीपर ज्ञान है, वह भी अपना काये करता है । एक हो 
'झ्रात्मामे ज्ञान और कर्म दोनोके इकट्ठे रहनेमें भो विरोध नही श्रात्ता | जैसे मिथ्याज्ञान और 
सम्यग्ज्ञानका परस्पर विरोध है, उस प्रकार कर्मसामान्यके श्रौर ज्ञानके विरोध नहीं है । 
अ्रब कर्म और ज्ञानका नयविभाग दिखलाते है--मण्ना: इत्यादि । श्रथें--कर्मनयके 
भ्रवलम्बनमें तत्पर याने कमेनयके पक्षपाती तो डूबे हुए है ही, क्‍योंकि वे ज्ञानको नही जानते 
हैं, पर जो परमार्थ ज्ञानको तो जानते नहीं श्रौर ज्ञाननयके पक्षपाती है वे भी डूबे हुए है, 
ः क्योंकि वे आवश्यक क्रियाकांडको छोड़कर स्वच्छन्द हो मन्द उद्यमी है, किन्तु जो श्राप निर- 
... स्तर ज्ञानरूप हुए कमंको तो करते नही तथा प्रमादके बश भी नही होते, स्वरूपमें उत्साहवान 
' हैं, वे लोकके ऊपर तैरते है । 
भावार्थ--यहां सवंथा एकान्त भ्रभिप्रायका निषेध किया गया है क्योकि सर्वथा एका- 
न्तका अभिपष्राय होना ही मिथ्यात्व है। परमार्थभृत ज्ञानस्वरूप ग्रात्माको तो जानना नही 
झोर व्यवहार दर्शन, ज्ञान भर चारित्ररूप क्रियाकांडके श्राडम्बरकों ही मोक्षका कारण जान 
उसमें ही तत्पर रहना और उसीका पक्षपात करना है, सो कर्मनय है। कर्मनयके पक्षपाती, 
ज्ञानको तो जानते नहीं है श्रोर इस कर्मनयमें ही खेदखिन्न हैं वे संसार समुद्रमें मग्न ही है । 


पुण्यपापाधिकार २६७ 


स्थितमेकमेव परम ज्ञानं विमुक्त स्वतः ॥११०॥ मग्ना: कर्मनयावलम्बनपरा ज्ञानं न जानंति 
ये, मग्ता ज्ञाननयैषिणो5पि यदतिस्वच्छुंदमंदोद्यमा: | विश्वस्योपरि ते तरंति सतत ज्ञात भवंतः 
स्वयं, ये कुवति न कर्म जातु न वश यांति प्रमादस्य च ॥१११॥ भेदोन्‍्मादं अमरसभरान्नाट- 





_जिनवर, परिकथित, तत्‌, जीव, भिथ्याहष्टि, इति, ज्ञातव्य, ज्ञान, प्रतिनिबद्ध, अज्ञान, जिनवर, परिकथित 
ततू, उदय, जीव, भज्ञानिन्‌, ज्ञातब्य, चारित्रिप्रतिनिबद्ध, कषाय, जिनवर, परिकथित, तत्‌, उदय, जीव, 
अचारित्र, ज्ञातव्य । मुलधातु--प्रति-नि-बन्ध बधने, परि-कथ वाक्यप्रबन्धे, दृशिर्‌ प्रेक्षणे, ज्ञा अवबोधने । 
पदविवरण--सम्मत्तपडिणिबद्ध सम्यक्त्वप्रतिनिबद्ध-प्रथमा एक० । मिच्छत्त मिथ्यात्वं-प्रथमा ए० । जिन- 
वरै:-तृतीया बहु० । परिकहिय परिकथित-प्रथमा एक० क्ृंदन्‍्त क्रिया। तस्स तस्य-षष्ठी एक० । उदयेण 
उदयेन-तृतीया एक० । जीवों जीव:-प्रथमा एकबचन | मिच्छादिट्ठि मिथ्याहृष्टि:-प्रथमा एक०। इति- 
अव्यय । णायबव्वों ज्ञातव्य:-प्रथमा एक० क़ृदन्‍्त क्रिया । णाणस्स ज्ञानस्य-षष्ठी एक० । पडिणिबद्ध प्रति- 
निबद्ध-प्रथमा एक० कृदन्‍त । अण्णाणं अज्ञान-प्र० ए०। जिणवरेहि जिनवरै-तृतीया बहु०। परिकहियं 
किन्तु जो परमार्थभूत झात्मस्वरूपको यथार्थ तो जानते नही और सवंधा एकांतियोके उपदेशसे 
प्रथवा स्वयमेव वुछ अ्ंतरंगमें ज्ञानका स्वरूप मिथ्या कल्पना करके उसमें पक्षपात करते है 
ग्रौर व्यवहारदर्शन, ज्ञान शौर चारित्रके भक्ति कृतिकर्म आ्रादि क्रियाकांडको निरथक जान 
छोड देने वाले स्वच्छन्द मनवाले ज्ञाननयके पक्षपाती है वे भी संसार समुद्रमे म्न हैं, क्योंकि 
ग्रावश्यक क्रियाकों छोड़ स्वेच्छाचारी रहते है और स्वरूपमें मंद उद्यमी रहते है । इस कारण 
जो पक्षपातका प्रभिप्राय छोड़कर निरंतर ज्ञानस्त्रूपमें जब तक न रहा जाय तब तक श्रशुभ- 
कमंको छोड़ स्वरूपके साधनरूप शुभ कमेकांडमे प्रवतेकर निरंतर ज्ञानरूप हुए कर्मकांडकों | 
छोड़ते है वे ही कर्मका नाश कर संसारसे निवृत्त होते है । 
अब पुण्यपापाधिकारको सम्पूर्ण करते हुए श्राचार्य ज्ञानकी महिमा बताते हैं--मेदो- 
न्‍्मादं इत्यादि | अर्थं--पी ली है मोहमदिरा जिसने ऐसे तथा अ्रमरसके भारसे शुभाशुभ कर्मके 
भेदके उन्मादको नचाने (प्रकट करने) वाल उस सभी कर्मको अपने ग्रात्मबलसे मूलोन्मूल करके 
याने जडसे उखाड़ करके जिसने भ्रज्ञानान्वकारको नष्ट कर दिया है, लीलामात्रसे विकसित 
परमकला (केवलज्ञान) के साथ क्रोडा आरम्भ की है, ऐसी यह ज्ञानज्योति अब व्वेगपृववृकु, 
प्रकट होती है। 
भावार्थ---ज्ञानज्योतिके प्रतिबंधक कमंको जो कि शुभ अशुभ भेदरूप होकर नाच 
रहा था और ज्ञानकों भुला देता था उस कमंको भेदविज्ञानमयी व श्रभेदग्रन्तस्तत्त्वस्पर्शी 
भ्रपनी शक्तिसे नष्ट करके श्राप प्रपने सम्पूर्रा रूप सहित यह ज्ञानज्योति प्रकट हुई याने यथार्थ 
ज्ञानके उपयोगमें भ्रब दो भेष नहीं रहे | क्योंकि कम॑ सामान्य रूपसे एक ही है उसने शुभ- 
प्रशुभ दो भेदरूप स्वांग बनाकर रंगभूमिमे प्रवेश किया था। जब उसे ज्ञानने यथार्थ एकरूप 








र्६८ समयसार 


यत्पीतमोहं, मुलोन्मुल॑ सकलमपि तत्कर्म क्ृत्वा बलेन । हेलोन्मीलत्परमकलया सार्घमारब्ध- 
केलि, ज्ञानज्योति: कवलिततम: प्रोज्जजम्भे भरेणा ॥११२॥ ॥ १६१-१६३ ।॥। 
इति पुण्यपापरूपेण द्विपात्रीभूतमेकपात्रोभूय कर्म निष्क्रांतम । 
इति श्रीमदमृतचंद्रसूरितिरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातो 
पुण्यपापप्ररूपकः तृत्तीयोंईक: ५ ३ || 








परिकथितं-प्र० ए० । तस्स तस्य-षष्ठी एक० । उदयेण उदयेन-तृतीया एक० । जीवों जीव'-प्र० एक० । 
अण्णाणी अज्ञानी-प्रथमा एक० । होदि भवति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० क्रिया । णायब्वो ज्ञातव्य/- 
प्र० ए० कृदन्त क्रिया । चारित्तपडिणिबद्धं चारित्रप्रतिनिबद्ध-प्र० ए०। कसाय कपाय -प्र० ए० । जिणव- 
रेहि जिनवर -तृतीया बहु० | परिकहिय परिकथितं-प्रथमा एक० कृदन्त क्रिया । तसस तस्य-पप्ठी एक०। 
उदयेण उदयेन-तृतीया एक० । जीवो जीव:-प्रथमा एक०। अचरित्तों अचरिबत्रः-प्रथमा एक०। होदि 
भवति-वतंमान अन्य ० एक० क्रिया । णायव्वो ज्ञातव्य'-प्रथमा एकवचन कृदनन्‍त क्रिया ॥| १६१-१६३ ॥। 





जान लिया तब वह कर्म रंगभूमिसे निकल गया। उसके बांद ज्ञान अपनी शक्तिसे यथार्थ 
प्रकाशरूप हुआ । इस प्रकार कर्म नृत्यके प्रखाड़ेमे पुण्य-पापरूप दो भेपमे बनकर नाचता 
था, उसे ज्ञानने जब यथार्थ जान लिया कि कर्म एकरूप हो है, तब कर्म एकरूप होकर निकल 
गया । 








प्रसंगविधररा--अनन्तरपूर्व गाथामें कमंको स्वयं बन्धस्वरूप बताया गया था । अब 
उसके समर्थनमें दिखाया गया है कि कर्म मोक्षहेतुका तिरोधायी है । 
तथ्यप्रकाश--(१ ) सम्यक्त्व स्वभावका प्रतिबंधक मिथ्यात्कर्म है, उसके उदयका 
निमित्त पाकर ही ज्ञानके (ग्रात्माके) मिथ्याहृश्त्वि होता है । (२) ज्ञानस्थभावका प्रतिबधक 
प्रज्ञान (ज्ञानावरण) है उसके उदयसे ही ज्ञानके भ्रज्ञानपना होता है। (३) चारित्रस्वभावका 
प्रतिबंधक कषायकर्म है, उसके उदयसे ही ज्ञानके श्रचारित्रता होती है । (४) थुभायुभ कर्म 
मोक्षहेतुके प्रतिबंधक है । 
सिद्धान्त--(१) मिथ्यात्वकर्मक उदयसे जीवके मिथ्यात्व होता है । (०) ज्ञानावरणा 
के उदयमे जीवके अज्ञान होता है । (३) कषायप्रकृतियोके उदयसे जीवके श्रचारित्र होता है । 
दैष्टि-- १, २, ३२- उपाधिसापेक्ष अशुद्धद्रव्याथिकनय (५३) । 
। प्रयोग--निमित्तभुत व नैमित्तिकभूत शुभाशुभभावोकों ग्रलक्षित कर परमार्थ ज्ञान- 
, मात्र भावमें उपयुक्त होनेका पोरुष करना ॥ १६१-१६३ ॥। 


अर 


श्रासवाधिकार २६६ 


अथ आरननाधिकारः 


अथ पविशत्यात्रव: । 
ग्रथ' महामदनिर्भ रमंथरं समररंगपरागतमास्रव॑ । 
ग्रयमुदारगभी रमहोदयों जयति दुर्जंयबोधधनुधर: ॥॥ ११३ ॥॥ 
_मामसंज्ञ --मिच्छत्त, अविरमण, कसायजोग, य, सण्णसण्ण, दु, बहुविहमेय, जीव, तस्स, एव, 
अणण्णपरिणाम, णाणावरणादीय, त, दु, कम्म, कारण, त, पि, जीवो, य, रागदोपादिभावकर । धातुसंज्ञ- 
अवि-रम क्रीह्ाया, कस तनृकरणो, जोय योजनायां, हो सत्ताया | प्रातिपदिक--मिथ्यात्व, अविरमण, 











ग्रब आखबव प्रवेश करता है। सो यहाँ इस स्वांगको यथार्थ जानने वाले सम्यग्ज्ञानको 
महिमारूप मंगल करते है--श्रथ इत्यादि । अर्थें--अ्रब समररंगमे अ्र/ये हुए महामदसे भरे 
हुए मदोन्मत्त ग्राखवको यह उदार गंभीर महाउदय वाला दुर्जय ज्ञान धनुर्घर जीतता है । 
भावा्थ--यहां नृत्यके मंचपर सब जगतको जीतकर मत्त हुए आखबने प्रवेश किया है । 
उसको पराजयका वर्णन यहां वोररसको प्रधानतासे किया है कि दुज॑ंय बोधहूपधनुषधारी ज्ञान 
आखवका जीतता है । अर्थात्‌ अन्तमु हुत॑मे कर्मका नाश करके यह ज्ञानस्ट्हप आ्रात्मा केवल- 
ज्ञान उत्पन्न कर लेता है। ऐसी ज्ञानकी सामर्थ्य व महिमा है । 

ग्रव भ्राखबका स्वरूप कहते है:--|[ मिथ्यात्वं अविरमरां ] मिथ्यात्व, प्रविरति [चर 
कषाययोगो] ओर कपाय योग [सज्ञासंज्ञा: तु] ये चार आंखव संज्ञ व भ्रसंज्ञ हैं याने चेतना 
के विकाररूप और जड़-पुदुगलके विकाररूप ऐसे भिन्न-भिन्न है। उनमें से [जीवे] जीवमें 
प्रकट हुए [ बहुबिधभिदा: | बहुत भेद वाले संज्ञ आख्रव है वे | तस्य॑ब श्रनन्य परिर्णामाः | उस 
जीवके हो अभेदरूप परिणाम है [तु ते] परन्तु भ्रसंज्ञ आस्रव [ ज्ञानावरणाइस्य | ज्ञानावरण 
ग्रादि [कर्मणः | कर्मके बंधनेके [कारणं] कारण [भवंति] है [च] और [तेषामपि| उन 
पझ्संज्ञ आसत्रवोका भी याने अ्रसंत् आख्रवोके नवीन कर्मबंधका निमित्तपना होनेका कारण 
प्र्थात्‌ निमित्त भी [रागट्रषादिभावकरः| रागद्वेष श्रादि भावोंका करने वाला [जीवः| जीव 
[म्वति] होता है । 

तात्व्यं--क्रमंबन्धके निमित्तभूत उदयागत श्रसंज्ञ प्रा्वकी इस निर्मित्तताका कारण 
रागद्वेषमोह है अ्रतः राग देष मोह ही झाख्रव है । 

टीकार्थ--रागद्वेष मोह ही भ्राल्व हैं जो कि अ्रपने परिणामके निमित्तसे हुए हैं सो 
जेड़पना न ट्वोनेपर वे चिदाभास है याने उनमें चैतन्यका श्राभास है क्‍योंकि मिध्यात्व, श्रवि- 


३०० समयसार 
तत्रास्नवस्वरूपसभिदधाति - 
मिच्छत्त अविरमणं कस।यजोगा य सरणसण्णा दु । 
बहुविहभया जीवे तस्सेव अणण्णपरिणामा ॥१६४॥ 
गाणावरणादीयस्स ते दु कम्मस्स कारण होंति। 
तेमिंपि होदि जीवो य रागदोसादिभावकरों ॥१६५॥ (युगलम) 
सिथ्यात्व तथा अविरति, कषाय अर योग चेतनाचेतन । 
जीवसमें विवि प्रत्यय, श्रभेद परिणाम हैं उसके ॥१६४॥ 
वे प्रत्यय होते हैं, ज्ञानावरणावि कमके कारण । 
उनका कारस होता, राग षादि भावयुत श्रात्मा ॥१६५॥। 


सिथ्यात्वमविरमण कषाययोगौ च सज्ञासज्ञारतु। बहुविधमेदा जीवे तस्थेवानन्यपरिणामा' ॥ १६४ ॥ 
ज्ञानावरणाअस्य ते तु कर्मण: कारणं भवति । तेषामपि भवति जीव' च रागद्वेषादिभावकर. || १६५ || 


रागइंषमोहा आासख्रवा: इह हि जीवे स्वपरिणशामनिमित्ता:, श्रजडत्वे सति जिदाभासाः, 
मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगा: पुद्गलपरिणामा:, ज्ञानावरणादिपुद्गलकर्माज्वणनिमित्तत्वात्कि- 





कपाययोग, जे, संक्ञासल, ठु, बह॑विधमेद, जीव, तद, एवं, अनस्ववरिगाम, ज्ञानावरणाल्य, तत, तु, कर्मन, 
कारण, तत्‌, अपि, जीव, च, रागप्रेषादिभावकर । मुलधातु-- रम्ु क्रीडाया, भिदिर विदारणो रुधादि, परि- 
णम प्रद्धत्वे, भू सत्ताया, रन्ज रागे । पददबिवरण-- मिच्छत मिथ्यात्व-प्रथमा एक० | अविरमण-प्र० ए०। 
रति, कषाय श्रौर योग पुदुगलके परिणाम ज्ञानावरण श्रादि पुद्गलोके श्रानेके निमित्त होनेसे 
वे प्रकट आख्रव तो है, किन्तु उन भ्रसंज्ञ आखवोंमे ज्ञानावरणादि कर्मोके भ्रागमनके निमित्त- 
पनाके निमित्त है, भआत्माके प्रज्ञानमय राग, हेष, मोह परिणाम । इस कारण नवीन मिथ्यात्व 
प्रादिक कमंके श्राखवके निमित्तपनाका निमित्तपना होनेसे राग द्वेष मोह हो श्रास्रव है और वे 
भ्रज्ञानीके ही होते है ऐसा तात्पयं गाथाके श्रर्थमें से ही प्राप्त होता है । 
भावाथे---ज्ञानावरणादि कर्मोके आखवशका निमित्त तो भिथ्यात्वादि कर्मके उदयरूप 
पुद्गलके परिणाम है श्रोर उन कर्मोके आनेका निमित्त उदयागतकम बन जायें उस निमित्तपने 
का निमित्त जोवके राग ट्वेष मोहरूप परिणाम हैं, उनको चिद्ठिकार भी कहते हैं, वे जीवके 
भ्रज्ञान भ्रवस्थामें होते है। सम्यग्दृश्कि भ्रज्ञान ग्रवस्था होती नहीं क्योकि मिथ्यात्वसहित 
ज्ञानको भ्रज्ञान कहते हैं । सम्यग्दृष्टि ज्ञानी हो गया है इसलिये यहाँ ज्ञान भ्रवस्थामें भ्रज्ञानमय 
रागादि नहीं हैं। फिर भी प्रविरत सम्यर्हृष्टि श्रादिके चारित्रमोहके उदयसे जो रांगादिक होते 
हैं, उनका यह स्वामी नहीं है, उदयकी बलवत्ता है, उनको ज्ञानी रोगके समान समझकर 


ग्रालवाधिकार ३०१ 
लाज़वा: । तेषां तु तदाख़वणनिमित्तत्वनिमित्तम भ्रज्ञानमया ग्रात्मपरिणामा रागद्वेषमोहाः । 





कसायजोगा-प्रथमा बहु० | कषाययोगौ-प्र० बहु० । य च-अव्यय । सण्णसण्णा संज्ञासज्ञा--प्र० बहु० । दू 
तु-अव्यय । बहुविहभेया बहुविधभेदा:-प्र ० बहु० । जीवे-सप्तमी एक०। तस्स तस्य-षणष्ठी एक० । एव- 
अव्यय । अणण्णपरिणामा अनन्यपरिणामा:-प्र ० बहु० । णाणावरणादीयस्स ज्ञानावरणाग्यस्य-षष्ठी ए०। 














मेटना चाहता है । इस श्रपेक्षासे ज्ञानीके राग नहो है| भिथ्यात्ससहित जो रागादिक होते है 
वे ही भ्रज्ञानमय राग द्वेष मोह है भौर वे भ्रज्ञानीके हो है, सम्यग्दृष्टिके नही है । 

तात्पयें--सम्यग्दृष्टिके बुद्धिपृवंक श्राल्व बध नहीं है श्लोर जो पहलेके बद्ध कर्म हैं 
उनका वह ज्ञाता होता है । 

प्रसंगविवरण--समयसारकी अ्रधिकार गाथामें बताया गया था “भूयत्थेणाभिगया 
जीवाजीवा य पुण्णपावं व, श्रासवसंवरणिज्जर बंधों मोकर्खो य सम्मत्तं” इसके श्रनुसार जीव 
श्रजीव पुण्य पापका श्रधिकार पूर्णा हो गया । भ्रब श्राखवका वर्गान करना क्रमप्राप्त है। सो 
सवंप्रथम इस गाथायुगलमे श्राक्वका स्वरूप कहां गया है भ्रथवा ग्रनन्तरपूर्व भ्रधिकारमें 
पुण्य पाप कर्मका वर्णन हुआ है, सो उस विषयमें यह जिज्ञासा हुई कि पृण्य-पाप कर्मोंका 
ग्राखव (श्राना) किस प्रकार होता, जिसकी जानकारीसे यह प्रकाश मिले कि वह योग न 
बनाया जावे जिससे कि पुण्य पाप कर्मका श्राखरव हो । इस जिज्ञासाका समाधान करनेके लिये 
यहाँ भ्राखवका प्रवेश हुप्रा, जिसमें सर्वप्रथम भ्राखबका स्वरूप, यहाँ कहा गया है । 

तथ्यप्रकाश-- १-जीवके अज्ञान परिणाम (पआत्माकी बेसुधी) से जीवमें राग द्वेष मोह 
भावरूप आखत्रव होते है । २- जोवमें होने वाले राग द्वेष मोह भाव जीवकी परिणाति होनेसे 
जड़ नही है और जीवमें स्वभाव नहीं होनेसे चेतन नहीं, किन्तु चिदाभास है । ३- शअचेतन 
मिथ्यात्व भ्रविरति कषाय योग तो पुदुगलकर्म प्रकृतिरूप है। ४- चेतन मिथ्यात्व श्रविरति 
कषाय योग जीवके परिणाम है । ५- उदयप्राप प्रचेतन मिशथ्यात्व ग्रविरति कषाय योग याने 
द्रव्यप्रत्यय नवीन ज्ञानावरणादि पुद्गलकमंके श्राखबके निमित्तभूत है। ६-४ डैव्य प्रत्ययके 
निर्मित्तसे होने वाले चेतन मिथ्यात्वादि भाव द्रव्यप्रत्ययमे नवीन कर्मके ग्राख्वकी निमित्तता 
ग्रा जावे इस निमित्तताके निमित्त हैं। ७-वास्तवमें प्रास्नव जीवके राग हेष मोह है, बयोंकि 
ये पुदू्गलकमल्िवणके निमित्तकी निमित्तताके निभित्त है। ८-भ्रज्ञानमय राग, ढ्वेष, मोह जीव- 
परिणाम शभज्ञानोके ही होते हैं । 

सिद्धान्त-- १-पभ्रच्ेतन मिथ्यात्व अ्विरति कषाय योग पुद्गलद्रव्यके भ्रनन्‍्य परिणाम 
है । २-नेतन मिथ्यात्व भ्रादि भाव अज्ञानी जोवके अनन्‍्य परिणाम है । ३-जीवके बन्धनका 
कारण उदयागत द्रव्यप्रत्यय है। ४-वस्तुतः जीवके बंधनका कारण स्वकीय रागादि प्रज्ञान- 


ना 


३०२ समयसार 


तत आखबणनिमित्तत्व निमित्तत्वाद्रागद्वेषमोहा एवबास्रवा:, ते चाज्ञानिन एवं भवंतीति श्र्था- 
देवापद्यते ॥१६४-१६५॥। 


ते-प्रथमा बहु० । दु तु-अव्यय । कम्मस्स कर्मण:-षष्ठी एक० । कारण-प्रथमा एक० । होति भव ति-वर्त- 


मान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन क्रिया। तेसि तेषां-षष्ठी बहु० । पि अपि-अव्यय । होदि भवति-वर्तमान 
लट्‌ अन्य पुरुष एक० । जीवो जीव.-प्रथमा एक० । य च-अव्यय । रागदोसादिभावकरों रागद्वेपादिभाव- 
कर'-प्रथमा एकवचन ।। १६४-१६५ ॥ 
भाव है। 

देष्टि--१- उपादान्ष्टि (४६ब) । २- उपादानदृष्टि (४हब)। ३- निमित्तदृष्टि 
(५३ग्र) । ४-उपादानहृष्टि (४€ब)। 

प्रयोग--कर्मबन्धका मूल कारण अपने रागादिभावोकों जानकर रागादिभावोसे छुट- 
कारा पानेके लिये रागादिविकारशुन्य सहजज्ञानस्वभावमे उपयुक्त होनेका पौरुष करना ॥१६५॥ 

अ्रब ज्ञानीके उन प्राखवोंका प्रभाव दिखलाते हैः--[ सम्यग्हष्ठे:] सम्यग्टृष्टिके |आ- 
स्रवबंधः] भ्राल़्व बंध [नास्ति] नहीं है [तु] कितु [आख्रवनिरोधः] आख्रवका निराोध है 
[तानि] उनको [अबध्नन्‌] नही बांधता हुझ्ना [सः] वह [संति] सत्तामे मौजूद [पूर्वनि- 
बद्धानि] पहले बाँघे हुए कर्मोंको [जानाति] मात्र जानता है। 

टोकार्थ--चूंकि वास्तवमें ज्ञानीके ज्ञाममय भावोसे परस्पर विरोधी श्रज्ञानगय भाव 
रुक जाते हैं इस कारण आ्राखवूत राग, हेष, मोह भावोके निरोधसे ज्ञानीके ग्राखवका निरोध 
होता ही है । इसलिये ज्ञानी, श्राखवनिमित्तक ज्ञानावरण गआ्रादि पुदूगल कर्मोको नहीं बांधता । 
किन्तु सदा उन कर्मोका श्रकर्ता होनेसे नवीन कर्मोकों नहीं बाँधता हुआ पहले बंधे हुए 
सत्तारूप श्रवस्थित उन कर्मोको केवल जानता ही है । 

मावार्थे--ज्ञानी होनेपर प्रज्ञानरूप राग द्वेष मोह भावोंका निरोध होता है और प्राखव 
के निरोधसे नवीन बंधका निरोध होता है तथा जो पूव॑ बंधे हुए सत्तामें स्थित है, उनका ज्ञाता 
ही रहता है कर्ता नहीं होता । यद्यपि भ्रविरत सम्यग्हृष्टि श्रादिके चारित्रमोहका उदय है, पर 
उसको ऐसा जानना कि यह उदयको बलवत्ता है, वह श्रपनी शक्तिके ग्ननुसार उनको रोगरूप 
जानकर दूर करता हो है इसलिये वे हुए भी ग्रनहुए सरीखे कहे जाते है, वहाँ जो अल्पस्थिति 
प्रनुभागरूप बंध होता वह ग्रज्ञानके पक्षमें नही गिना जाता, श्रज्ञानके पक्षमें तो जो मिथ्यात्व 
व ग्रनंतानुबंधोके निभित्तसे बंघता है, वह गिना जाता है । इस प्रकार ज्ञानोके ग्राख्व व बंध 
नहीं गिना गया 

प्रसंगविवरण-- अनन्तरपूर्व गाथामें श्रालवक्ा स्वरूप बताया गया था और यह 





विज किन किन ननननन ञ अर अत + +>+_ >-++>«. नजजनज+-+-«>++--+-+ “अॉन नननजज+ज+-+ >>... «» बन्‍ूत अचथ जा अौीजन+ +«-०4>+ 3 जन 2०७०००»+-यह 


ग्रासवाधिकार ३०३ 
शथ ज्ञानिनस्तदभाव॑ दर्शयति--- 


एत्यि द आसवबंधों सम्मादिटठिस्स आसवशिरोहो । 
संते पृप्वशिब्ड जाणदि सो ते अबंघंतो ॥१६६॥ 


प्राखव बंध नहीं है, ज्ञानोके किन्तु श्रास्ववनिरुन्धन । 

वह तो पुर्वनिबद्धों को जाने मव्य नहिं बांधे ॥१६६॥ 
नास्ति त्वाख्बबंध' सम्यस्हप्टेरास्रवनिरोध । सति पूर्वनिबद्धानि जानाति स तान्यबध्नन्‌ ॥१६६॥ 
यतो हि ज्ञानिनों ज्ञानमयर्भावरज्ञानमया भावाः परस्परविरोधिनों अवश्यमेव निरुध्यंते। 
ततो5ज्ञानमयाना भावानां रागद्वेषमोहानां प्राखवभूतानां निरोधात्‌ ज्ञानिनों भवत्येव आखब- 


बैन न न न्‍जत-- +- «० 


नामसंज्ञ दु, आसवबध, सम्मादिट्टि, आसवर्णिरोह, सत, पुव्बणिबद्ध, त, त, अबंधत । धातु- 
संज्ञ - - अस सत्तायां, आ-राव खबगो, बध बधने, जाण अवबोधने | प्रातिपदिक - न, तु, आख्रवबन्ध, सम्य- 
ग्ट्प्टि, आख्रवनिरोध, सत्‌, पूर्वनिबद्ध, ततू, तत्‌। मूलधातु--अस्‌ भुवि, आ-ख्रू, गतौ, बन्ध बन्धने, नि- 
रुघिर आवरणों ग्थादि, ज्ञा अवबोधने । पदविवरण-- ण न-अव्यय । अत्यि अस्ति-वतेमान लट्‌ अन्य पुरुष 
एकवचन क्रिया । दू तु-अव्यय । आसवबधो आख्रवबन्ध:-प्रथमा एकवचन । सम्मादिट्टिस्स सम्यरहष्टे:- 
निष्कर्ष निकला था कि वे भ्राख़व भ्ज्ञानीके ही होते है । भ्रब यहाँ बताया गया कि ज्ञानीके 
उन आखवोंका ग्रभाव है । 

तथ्यप्रकाश -- (१) ज्ञानीके ज्ञानमय ही भाव होते है। (२) ज्ञानमय भाव व अज्ञा- 
नमय भाव परस्पर विरोधी भाव है। (३) ज्ञानीके ज्ञानममय भावोंके द्वारा पभ्रज्ञानभाव निरुद्ध 
हो जाते है याने हट जाते (४) ज्ञानीके भ्रज्ञानमय भाव रागद्वेषमोह हट गये है, ग्रत 
ग्रासवनिरोध है । ज्ञानी आखवनिमित्तक पुदूगलकर्मोकों नही बाँधता। (५) प्रकर्ता होनेसे 
जानी नवीन कर्मको बाँधता नहीं और पूव॑बद्धकर्मोको मात्र जानता है । (६) गुणस्थानानुतार 
ज्ञानियोंके आख्रवनिरोध समझना चाहिये । (७) द्रव्यकमं, भावकर्म व नोकमंमे भात्मत्वबुद्धि 
न होनेसे आत्माका नाम ज्ञानी हो जाता है । (5) अ्रविरत सम्यग्दृष्टि ज्ञानी मिथ्यात्वादि ४१ 
प्रकृतियोंका भ्राख्वनिरोधक है । (६) देशसंयमी ज्ञानी ५१ प्रकतियोका आख्रवनिरोधक है । 
(१०) प्रमत्तविरत ज्ञानी ५५ प्रकृतियोंका प्रास्वनिरोधक है। (११) ग्रप्रमत्तविरत ज्ञानी 
६१ प्रक्ृतियोका आल्रवनिरोधक है। (१२) भ्रपृवंकरण उपशमक क्षपक ज्ञानी ६२ प्रकृतियों 
का आ्राख्वनिरोधक है। (१३) अनिवृत्तिकरण उपशमक व क्षपक ज्ञानी €५ प्रकृतियोंका 
आसत्रवनिरोधक है । (१४) सृक्ष्मसाम्पराय उपशभक व क्षपक १०३ प्रकृतियोंका प्राख़वनिरो- 
धक है । (१५) उपशान्तकषाय, क्षीणगकषाय व सयोगकेवली ११€ याने एक कम सब अ्रक्ृ- 
तियोंका श्राखवनिरोधक है । (१६) भ्रयोगकेवली व सिद्धप्रभुु पूर्ण निराखव हैं । 











३०४ संमयसार 


निरोधः । श्रतो ज्ञानी नास्रवनिभित्तानि पुदुगलकर्माणि बध्माति, नित्यमेवाकर्त त्वात्तानिनवानि 
न बध्नन्‌ सदवस्थानि पूर्वबद्धानि ज्ञानस्वभावत्वात्केवलमेव जानाति ॥१६६।। 








_पष्ठी एकबचन। आसवणिरोहो आख्रवनिरोध.-प्रथमा एक०। संते सन्ति-द्वितीया एकवचन क्रृदन्त। 
पुव्वणिबद्धे पूर्वनिबद्धानि-द्वितीया बहु० । जाणदि जानाति-वतंमान लट्‌ अन्य पुरुष एकव्चन क्रिया | सो 
-प्रथमा एक० । ते तानि-द्वितीया बहु० । अबधंतो अबध्नन्‌-प्रथमा एकबंचन ॥ १६६ ॥। 


सिद्धान्त-- (१) ज्ञानी जोवके शुद्धभावका निमित्त पाकर कार्माणवर्गंणाबोंमें कर्मत्वके 
प्राखवका निरोध हो जाता है । (२) ज्ञानी पूर्वनिबद्ध कर्मोका मात्र जाननहार होता है, भोक्ता 
नही । ः 
हष्टि-- १- शुद्धभावनापेक्ष शुद्धद्रव्याधिकनय (२ ४८ब) | २- अभोक्‍्तृनय (१६२) । 
प्रयोग--ज्ञानमात्र प्रन्तस्तत्त्वके आ्राश्रयसे संसारसंकटमुलकर्मास्वका निरोध हो जाता 
है, भरत: सकल विकल्प परिग्रह त्यागकर एक ज्ञानमात्र श्रन्तस्तत्वका झ्ञालम्बन लेना चाहिये 
॥ १६६ ॥। 
प्रब राग, हष, मोह भावोंके ही झ्राख़वपनेका नियम करते है--[ जीबेन कृतः] जीव 
के द्वारा किया गया [रागादियुक्तो भावः] रागादियुक्त भाव [बंधकों भरितः | नवीन कर्मका 
बंध करने वाला कहा गया है [तु] परंतु [रागादिविप्रमुक्त:] रागादिक भावोंसे रहित भाव 
[अ्बंधकः | बंध करने वाला नही है, [केवल | केवल [ज्ञायकः | जानने वाला ही है । 
तात्पयं--ग्रज्ञानभावक्े कारण जीवमें उमुंगसे उठे रागादिकश्नाव-मिथ्यात्वादि प्रकृति 
का बंध करने वाले है । 
टीकार्थे-- वास्तवमें इस भ्रात्मामें राग, द्वेष, मोहके मिलापसे उत्पन्न हुआ्ला भाव (प्रज्ञाव 
मय ही भाव) श्रात्माको कर्म करनेके लिये प्रेरित करता है जैसे कि चुंबक पत्थरके सम्बन्धसे 
उत्पन्न हुआ भाव लोहेकी सुईको चलाता है, परन्तु उन रागादिकोंके भेदज्ञानसे उत्पन्न हुमा 
ज्ञानमय भाव स्वभावसे हो आत्माको कर्म करनेमें अनुत्मुक रखता है जैसे कि चुम्बक पाषाण 
के संसर्ग बिना सुईका स्वभाव चलने रूप नही है इस कारण रागादिकोसे मिला हुग्रा प्रज्ञान- 
मय भाव ही कमेंके कतृ त्वमें प्रेरक होनेके कारण नवीन बंधका करने बाला है, परन्तु रागा- 
/ दिकसे न मिला हुझ्ला भाव अपने स्वभावका प्रगट करने वाला होनेसे केवल जानने वाला ही 
$ है, वह नवीन कर्मका किचिन्मान्न भी बंध करने वाला नहीं है । भावार्थ--रागादिकके मिलाप 
से हुआ अ्ज्ञानमय भाव ही करमबंध करने वाला है और रागादिकसे नही मिला ज्ञानमय भाव 
कर्मबंघका करने वाला नहीं है, यह सिद्धान्त रहा । 
प्रसंगविवरण--पअनन्तरपूर्व गाथामें बताया गया था कि ज्ञानीके प्रास्वका श्रभाव 








श्राखवाधिकार ३०४५, 
भ्रथ रागढह घमोहानामाखबत्य॑ नियमयति-- 


भावों रागादिजुदो जीवेण कदो दु बंधगों भणिदो । 
रायादिविषमुक्की अबंधगो जाणगो णबरिं ॥१६७॥ 


जीवकृत राग झ्ादिक, भाव बताया जिनेन्द्रने बंधक । 

रागाविमुक्त बन्धक, नहिं है वहु किन्तु ज्ञायक है ॥१६७॥ 
भावों रागादियुत: जीवेन कृंतसस्‍्तु बधकों भणितः। रागादिविप्रमुक्तोन्‍बधको ज्ञायको नवरि॥ १६७॥ 

इह खलु रागद्वेषमोहसंपकेजो5ज्ञानमय एवं भावः, श्रयस्कांतोपलसंपर्कज इब कालायस- 

सूची कर्म कतु मात्मानं चोदयति । तद्वविकजस्तु ज्ञानमयः, अ्रयस्कांतोपलविवेकज इव कालायस- 
सूचीमकर्मकरणौत्सुक्यमात्मानं स्वभावेनैव स्थापयति । ततो रागादिसंकीर्णोउज्ञानमय एवं कतृ त्वे 
चोदकत्वाद्‌॒बंधक: । तदसंकीरंस्तु स्वभावोद्धासकत्वात्केवलं ज्ञायक एवं, न मनागपि 
बंधक: ।॥१६७॥। 





नामसंज्ञ- - भाव, रागादिजुद, जीव, कद, दु, बंधग, भणिद, रागादिविप्पमुक्क, अबंधग, जाणग, 
णर्वार | धातुसंज्ञ--भव सत्ताया, जु मिश्रणे, जीव प्राणधारणे, भण कथने, वि-प-मुच त्यागे । प्रातिप- 
दिक--भाव, रागादियुत, जीव, कृत, तु, बन्धक, भणित, रागादिविप्रमुक्त, अबंधक, ज्ञायक, नवरि। मूल- 
धातु --यु मिश्रणे अदादि, डुकृआ कररो, भण शब्दार्थ., वि-प्र-मुच्ल मोक्षणे | पदविवरण--भावों भाव:- 
प्रथमा एकवचन । रागादिजुदों रागादियुत -प्रथमा एक० | जीवेण जीवेन-तृतीया एक० । कदों कृत:-प्र० 
एक० कृदंत । दु तु-अव्यय । बंधगो बन्धक.-प्रथमा एक० | भणिदों भणित:-प्रथमा एक० कृदन्त क्रिया । 
रागादिविप्पमुक्तो रागादिविप्रमुक्त.-प्रथमा एक० | अबंधगो अबन्धक.-प्र० ए०। जाणगो ज्ञायक:-प्रथमा 
एक ० । णवरिं नवरि-अव्यय ।। १६७ || 


है । सो भ्रब उसी सम्बन्धमें इस गाथामें यह नियमित किया है कि वह झ्ाखवपना रागद्ेष 
मोहभावोका ही है । 

तथ्यप्रकाश-- १- रागद्वेषमोहके संपर्कंसे उत्पन्न हुग्ना भाव अ्रज्ञानमय भाव है । 
२- भ्रज्ञानमय भाव ही आत्माको कर्म करनेके लिये प्रेरित करता है। ३- रागद्वेष मोहके 
विवेकसे (वियोगसे) उत्पन्न हुआ्ना भाव ज्ञानमय भाव है। ४- ज्ञानमय भाव स्वभावसे हो 
प्लात्माको कर्म करनेमें प्रनुत्सुक रखता है । ५-रागादिसे संकीरं अज्ञानमय भाव हो कतृ त्वमें 
प्रेरक होनेसे बन्चक है | ६ -अरागादिकसे अ्संकोरणों ज्ञानमय भाव स्वभावका उद्धासक होनेसे 
केवल ज्ञायक है, बन्धक नहीं है । 

सिद्धान्त--!-चित्प्रकाशस्वरूप स्वभावभावसे भिन्न अज्ञानमय रागद्वेषमोहभाव कर्म- 
बन्धके मूल निमित्त कारण हैं । २-प्रज्ञानमय भाव भावबन्धन बनाये रहतेके समुचित उपा- 


दान कारण हैं । 


३०६ समयसार 

अथ रागाधसंकोश मावसंभव दर्शयति--- 
पक्के फलह्नि पडिए जह शा फल॑ बज्फए पुणो विंटे। 
जीवस्स कम्मभावे पडिए ण॒ पुणोदयमुवेई ॥१६८॥ 


फल पकक्‍क हो पतित फिर, जैसे वह वृन्तमें नहीं लगता । 

कर्मभाव हटनेपर, फिर न जीवके उदित होता ॥१६८॥ 
पकवे फले पतिते यथा न फल बध्यते पुनवृ न्‍्ते । जीवस्थ कर्मभावे पतिते न पुनरुदयमुर्पेति ॥ १६८ ॥ 
यथा खलु पक्‍व॑ फल वृतात्सकृद्विश्लिष्टं सन्‍न पुनवृं न्‍्तसंबधधमुपैति तथा कर्मोदयजों 


नामसंज्ञ-पकक्‍क, फल, पडिय, जह, ण, फल, पुणो, विट, जीव, कम्मभाव, पडिय, ण, पुण, उदय । 
धातुसंज्ञ-पड पतने, बज्कभ बधने, उप-इ गतौ । प्रातिपदिक--पकक्‍व, फल, पतित, यथा, न, फल, पुनस्‌, बृन्त, 
जीव, कर्मंभाव, पतित, न, पुनस्‌, उदय । मूलधातु--ड्पचष्‌ पाके भ्वादि, फल निष्पत्तों भ्वादि, पत्लू 
गतौ भ्वादि, पत गतौ चुरादि, बन्ध बन्धने, उप-इण गतौ | पदविवरण--पकक्‍्के पक्‍वे-सप्तमी एक० । फल- 
हि फले-सप्तमी एक०। पडिए पतिते-सप्तमी एक०। जह यथा-अव्यय | ण न-अव्यय । फल-प्रथमा 





दृष्टि-- १- निमित्तत्वनिमित्तदृष्टि (१३१ब) । २- उपादानहृष्टि (४€ब) । 
प्रयोग--रागा दिसंपृक्त भाद आ्रात्माको बन्धन सकटमें रखने वाला है ऐसा जानकर 
ग्रपने रागादिरहित सहज ज्ञानस्वभावमें उपयुक्त होनेका पौरुष करना ॥१६७॥॥ 
भ्रब रागादिकसे न मिले ज्ञानमय भावका सभव दिखलाते हैं:--[यथा | जैसे 
पिकये फले पतिते] पके फलके गिर जानेपर [पुनः] फिर [फल | वह फल [बृते] उस डठलमें 
[न बध्यते] नही बंधता, उसी तरह [जीवस्थ] जीवके [कर्मभावे] कर्मभावके [पतिते] भाड़ 
जानेपर [पुनः] फिर वह [उदय] उदयको [न उपति] प्राप्त नही होता । 
तात्पयें---कर्मोदयज भाव जीवभावसे प्रथक्‌ ज्ञात होनेपर फिर कर्मोदयजभाव जीव- 
भावरूप नही प्रनुभवा जा सकता । 
टीकार्थ--जैसे पका हुआ फल गुच्छेसे एक बार पृथक होता हुग्ना वह फल फिर गुच्छे 
से सम्बन्धित नही होता, उसी प्रकार कमंके उदयसे उत्पन्न हुआ भाव एक बार भी जीवभावत 
से पृथक होता हुआ फिर जीव भावबे प्राप्त नहीं होता । इस प्रकार रावादिकस न मिला 
हुआ भाव ज्ञानमय हो संभव है। भावाथं--जीव श्रज्ञानसे कर्मोदयज भावोंको अपना मान 
कर उसे जीवभाव बना देता है । यदि स्वलक्षणके परिचयसे ग्राल्व और जीवस्वभावका 
_ परिचय यथार्थ॑तया प्राप्त कर ले तो फिर कर्मोदयज भाव जीवभावसे नहीं जुड़ सकते सो यह 
: सब रागादिसे असंकीर् ज्ञानमयभावका चमत्कार है । 
प्रब इस भ्रथंका कलशरूप काव्य कहते हैं--भाबों इत्यादि । अर्थ--रागद्वेष मोहसे 


श्रासखवाधिकार ३०७ 


भावों जीवभावात्सकृद्विश्लिष्ट: सन्‌, न पुनर्जीवभावमुपैति । एवं ज्ञानमयों रागाह्यसंकीर्णों भावः 
संभवति । भावों रागद्वेषमोहैविना यो जोवस्य स्यादू ज्ञाननिव त्त एव । रु धन्‌ सर्वान्‌ द्रव्यकर्मा- 
स्रवौधान एषो5भावः सर्वेभावास्रवाणां ॥११४।॥ ॥१६८।॥। 

एक० | बज्कए वध्यते-वर्तमान लटू अन्य पुरुष एकवचन भावकर्मप्रक्रिया क्रिया | पुणों पुनः-अव्यय । 


बिटे वृन्ते-सप्तमी एक० । जीवस्स जीवस्य-षप्ठी ए०। कम्मभावे कर्मभावे-सप्तमी ए०। ण न-अव्यय । 
पुण पुन:-अव्यय । उदयं-द्वितीया एक० । उबेई उपैति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन क्रिया ॥१६८॥ 





रहित ज्ञानके द्वारा ही रचा हुआ जो जीवका भाव है, वह सब द्रव्यात्नवोंको रोकता हुप्ना सभी 
भावाखवोंका प्रभाव स्वरूप है । सावाथ--ज्ञानमयभाव भावास्रवोका भश्रभावरूप इस कारण है 
कि संसारका कारण मिथ्यात्व ही है उस सम्बन्धी रागादिकका अ्रभाव हुप्ना तो सभी भावा- 
स्रवोंका प्रभाव हो गया समझना । 

प्रसंगविवरण--पग्रनन्तरपूर्व गाथामें बताया गया था कि रागादिसंकोर्णे भाव बंधक 
होता है भ्रौर रागाद्यसंकीणं भाव अबंधक होता है । भ्रब यहाँ इस गाथामे उसी रागाद्यसंकीर् 
भावका सद्भाव बताया गया है । 

तथ्यप्रकाश--(१) ज्ञानो जीवके मुख-दुःखादि कर्मभावके निर्जीर्ण होनेपर वह कर्म 
रागद्वेपमोहका अभाव होनेसे जीवभावको प्राप्त नही होता है। (२) जो कर्मभाव जीवभावकों 
प्राप्त नही होता वह फिर बन्धको भी प्राप्त नही होता है। (३) जो बन्धरूप नहीं हो सकता 
वह उदयको भी प्राप्त नही होता । (४) ज्ञानीके भाव रागाद्यसंकीरां होनेसे शुद्ध भाव कहलाते 
है । (५) ज्ञानी जीवके शुद्धभाव होनेसे निविकार स्वसंवेदनके बलसे संवरपू्वंक निर्जरा होती 
है । (६) उस प्रकारके कमंका बन्धक न होकर उदित विभावका व कर्मभावका निकल जाना 
मोक्षमार्गंसंचालक निरजरा है। 

सिद्धान्त--( १) श्रज्ञान अ्रवस्थामें कमंभावको जीवभाव माननेकी वृत्ति होनेसे द्रव्य- 
प्रत्यय उसी प्रंकारके कर्मके बन्धक होते हैं। (२) तत्त्वज्ञान होनेपर उदित कमंभावकों जीव- 
भाव न माना जा सकनेसे, वहु कमंभाव जीवभाव न माना जा सकनेसे जीवभाव नहीं बनता, 
झौर तब द्रव्यप्रत्यय उस प्रकारके कर्मके बन्धक नही होते । 

हष्टि--१- निमित्तत्वनिमित्तदृष्टि एवं निमित्तदृष्टि (२०१, ५३ेभप्न) । २- प्रतिषेघक 
शुद्धनय (४€प्र)। 

प्रयोग--कर्म भावसे हटनेके लिये अ्रपने ज्ञानमात्र सहजभावमें श्रात्मत्व स्वीकार कर 
ज्ञानमात्र भावमें रत होनेका पौरष करना ॥ १६८ )। 

ध्ब ज्ञानीके द्रव्यालवका प्रभाव दिखलाते हैं:--- [तस्य ज्ञानिनः] उस ज्ञानोके [पुर्वे- 


३०८ समयसार 
अथ ज्ञानिनों द्रव्पाज़वाभावं दर्शयति--- 


पुढवी पिंडसमाणा पुन्वणिबद्धा दु पच्चया तस्स । 
कम्मसरीरंण दु ते बड़ा सब्बेपि णाणिस्स ॥१६६॥ 
पूर्वबद्ध सब प्रत्यय, ज्ञानोके पृथ्विपिण्ड सप्त जानो । 
बंधे हुये विधिसे वे, बंधे नहीं किन्तु आत्मासे ॥१६६॥ 
पुथ्वीपिडसमाना: पूर्वनिबद्धास्तु प्रत्ययास्तस्य । कर्मशरीरेण तु ते बद्धाः सर्वेषपि ज्ञानिन, ॥ १६६ ॥ 
ये खलु पृव॑मज्ञानेनैव बद्धा भिथ्यात्वाविरतिकषाययोगा द्रव्यालवभूता: प्रत्ययाः ते 
ज्ञानिनों द्रव्यांतरभूता भ्रचेतनपुदुगलपरिणामत्वात्‌ पृथ्वोपिडसमानाः | ते तु सर्वे$पि स्वभावत 


धातुसंज्ञ-प्रति-अय गतौ, बध बंधने ! प्रातिपदिक-थ्वीपिण्डसमान, पूर्वनिबद्ध, तु, प्रत्यय, तत्‌, कर्म- 
शरीर, तु, ततू, बद्ध, सर्व, अपि, ज्ञानिनु। मूलधातु-प्रति-अय गतौ, बन्ध बन्धने । पदविवरण--पुढवी- 





निबंद्धा:] पहले बंधे हुए [सर्वेषि] सभी [प्रित्यया:| कम [प्रथिवीपिडसमानाः | पृथ्वीके पिड 
समान है [तु] भोर वे [कर्मशरीरेश्] कार्मण शरीरके साथ [बद्धाः] बंधे हुए है । 

तात्प्यं---कर्म व कर्मोदयज भावसे भिन्‍न ग्रात्मस्वरूपको जाननेपर कर्म पृथ्वीपिण्डके 
समान पुद्गलपिण्ड मात्र ही नजर ग्राते है। 

टोकार्थ--जो पहले श्रज्ञानसे बाँघे मिथ्यात्व, भ्रविरति, कषाय, योग रूप द्रव्यास्रव- 
भूत प्रत्यय है वे ज्ञानीके ग्रन्य द्रव्यरूप अप्रचेतन पुदुगलद्रव्यके परिणाम होनेसे पृथिवीके पिड 
समान हैं। शोर वे सभी अ्रपने पुदुगलस्वभावसे कार्मंण शरोरसे ही एक होकर बंधे है, परन्तु 
जीवसे नही बंघे हैं। इस कारण ज्ञानीके द्रव्यालवका अ्रभाव स्वभावसे ही सिद्ध है। 

भावाथें---जब श्रात्मा अन्तस्तत्त्वका ज्ञानी हुग्रा, तब ज्ञानीके भावाखवका तो अभाव 
हुआ ही श्रौर द्रव्याज़व जो कि भिथ्यात्वादि पुदुगल द्रव्यके परिणाम है वे कार्मण शरोरसे 
स्वयमेव बंध रहे है, भ्रन्तः ऐसा ज्ञान होनेसे व ग्रात्माभिमुख परिणशमन होनेसे भावाख्रवके 
बिना वे झ्रागामी कमंबंधके कारण नही हैं, और पुद्गलमय है इस कारण श्रमूरतिक चैतन्य- 
स्वरूप जीवसे स्वयमेव ही भिन्न है, ऐसा ज्ञानी जानता है । 

ग्रब इस प्र्थंका कलशरूप काव्य कहते है--भावा इत्यादि । अर्थ--भावासत्रवक्े 
श्रभावको प्राप्त हुत्ना ज्ञानी द्रव्यालवसे तो स्वयमेव ही भिन्‍न है, क्योकि ज्ञानी तो सदा ज्ञान- 
मय हो एक भाव वाला है, इस कारण निरालव ही है, मात्र एक ज्ञायक ही है। भाषाथं--- 
भावासत्रव जो राग द्वेंघष मोहका लगाव उसका तो ज्ञानीके श्रभाव हो गया है श्रौर जो द्रव्पालय 
हैं पुदृगलपरिणाम हैं, उनसे तो स्वयं स्वरूपतः भिन्न है, इसलिये ज्ञानी निराख्रव ही है । 


ग्रासवाधिकार ३०९ 
एवं कार्मणशरीरेणव संबद्धा न तु जीवेन, अ्रतः स्वभावसिद्ध एवं द्रव्यालवाभावो ज्ञानिन: । 
भावास्रवाभावमयं ५पतन्नो द्रव्यालवेभ्यः स्वत एवं भिन्नः । ज्ञानी सदा ज्ञानमयैकभावो निराखवों 
ज्ञायक एक एव ॥११५॥ ॥ १६६ ॥| 





पिंडसमाणा पृथ्वीपिण्डसमाना:-प्रथमा बहु० । पुव्बणिबद्धा पूर्वनिबद्धा:-प्र० बहु० । दु तु-अव्यय । पच्चया 
प्रत्यय -प्र० बहु० । तस्स तस्य-षष्ठी एक० । कम्मसरीरेण कमंशरीरेण-तृतीया एक०। दु तु-अव्यय । 
बद्धा बद्धा.-प्र० बहु० । सब्वे सर्वे-प्र० बहु० | पि अपि-अव्यय । णाणिस्स ज्ञानिन:-षष्ठी एक० ।।१६६॥ 


प्रसंगविवररा--अनन्तरपुर्व गाथामें रागाद्यसंकीरभावका सम्भव बताकर ज्ञानीके 
भावाख्वाभावका अविनाभावी द्रव्यालवभाव बतलाया है । 

तथ्यप्रकाश-- (१) शअज्ञान द्वारा पहिले जो कर्म बँध गये थे उनमेंसे जो भी ज्ञानी 
पुरुषके सत्तामें रह रहे वे भ्रवेतन पुद्गलपरिणाम पृथ्वीपिडके समान पड़े हुए हैं। (२) सत्तामें 
पड़े हुए पुद्गलकर्म अपना प्रभाव (ग्रनुभागोदय) नहीं कर रहे । (३) जब सत्तामें पड़े हुए कर्म 
उदयमे आते हैं तब ज्ञानीके ज्ञानस्वभावमें लगाव होनेसे संसारस्थितिबंध नही कर पाते है । 
(४) कमंप्रकृतियाँ कार्माण शरीरसे ही बँधी हुई होती है । (५) जीव भ्रमूतिक है उसके साथ 
मूर्त पुद्गलकर्म नही बँघे है, किन्तु कमंफलका याने विभावका लगाब होनेसे ग्रज्ञानोके निमि- 
त्तनेमित्तिक विधिमें पुद्गलकर्मका एकज्नेत्रावगाह बन्धन बना है । (६) पुद्गलकमंका एकक्षेत्रा- 
वगाह स्थिति अ्रनुभाग वाला बंधन, ज्ञान होनेपर भी राग रहने तक होता है । (७) वीतराग 
ज्ञानीके नवीन कर्मबंधन नहीं होता, मात्र योग रहने तक ईर्यापथ ग्राख्रव होता है। (५) कमेंका 
बन्धन कार्माणशरीरसे है। (६) जीवका उपयोग ज्ञानस्वभावके भ्रभिमुख है, इस दृष्टिसे ज्ञानो 
के द्रव्यास्रवका प्रभाव है । (१०) सृक्ष्महष्टिसे द्रव्यालवका ग्रभाव गुणस्थानानुसार जानना । 

सिद्धान्त--(१) कमंत्वका भ्रभ्युदय का्मणवर्गंशावोंमें हुआ है । (२) वस्तुतः कर्म 
का बन्धन कार्माणशरोरसे होता है। (३) कर्मका बन्धन जीवके साथ होता है यह कथन 
फलित कथन है । 

हृष्टि--१, २- अशुद्धनिश्वयनय (४७) । र३े- एकजातिद्रव्ये श्रन्यजातिद्रव्योपचारक 
प्रसदभूतव्यवहार (१०६) । 

प्रयोग--कमंको कार्माणशरीरसे बँधा हुआ जानकर उनसे भिन्न श्रपनेकों ज्ञानमात्र । 
निरखकर ग्पनेमें उपयुक्त होकर परमविश्वाम पानेका पौरुष करना ॥१६६।। 

अब पूछते है कि ज्ञानी निराखव किस तरह है ? उसके उत्तरमें गाथा कहते हैं-- 
[यस्मात्‌] जिस कारण [चतुविधाः| चार प्रकारके प्राखब याने मिथ्यात्व, भ्रविरमण, कषाय व 
योग [जश्ञानदर्शनगुणाभ्यां] ज्ञान दशेन गुणोंके द्वारा [समये समये] समय-समयपर [अ्नेकभेद] 











३१० समयसार 
कर्य ज्ञानी निराखवः ? इति चेतृ-- 
चहुविह अगेयभेय बंधंते णाणदंसणग॒णेहिं। 
समये समये जद्या तेणु अबंधोत्ति णाणी दु ॥१७०॥ 
क्योंकि चारों हि आख्रव, दर्शनज्ञानगुणको विपरिणतिसे । 
बांधते कर्म नाना, होता ज्ञानी अतः प्रबन्धक ॥ १७० ॥ 


खचतुविधा अनेकभेद बध्नंति ज्ञानदशनगुणाभ्यां। समये समये यस्मात्‌ तेनाबंध इति ज्ञानी तु ॥ १७० ॥ 
ज्ञानी हि तावदाखवभावभावनाभिप्रायाभावान्निराखव एवं । यत्तु तस्थापि द्र॒व्यप्रत्यया: 





नामसंज्ञय--चहुविह, अणेयभेय, णाणदसणग्रुण, समय, समय, ज, त, अबंध, इत्ति, णाणि, दु। धातु- 
संज्ष--बंध बंधने, दंस दर्शनायां द्वितीयगणी | प्रातिपदिक--चतुविध, अनेकमभेद, ज्ञानदशेनशुण, समय, 
समय, यत्‌, ततू, अबंध, इत्ति, ज्ञानिनु, तु । पदविवरण--चहुविह चतुविधा.-प्रथमा बहु० | अणेयमेयं अने 
कभेदं-द्वितीया एकबचन । बघंते बध्नन्ति-वर्तमान लटू अन्य पुरुष बहुबचन क्रिया । णाणदंसणशुण्णहि- 


ग्रनेक भेदके कर्मोकों [बध्नंति| बाँधते है [तेन] इस काररा [ज्ञानी तु] ज्ञानी तो [ प्रबंध: | 

ग्रबंधलहूप है [इति] ऐसा जानना चाहिये । 

तात्पयं--बुद्धिपूबंक रागद्वेष मोह न होनेसे ज्ञानीको अ्रबंधक कहा गया है । 

टोका्थ -- ज्ञानो तो श्रास्वभावकों भावनाके श्रभिप्रायके भ्रभावसे निरास्रव ही है, 
किन्तु उस ज्ञानोके भी द्रव्यासव प्रति समय श्रनेक प्रकारके पुद्गलकर्मको बाँधता है, सो उसमें 
ज्ञानमुणका परिणमन ही कारण है। भावा्थं--पअ्रज्ञानमय ग्राखवभाव न होनेसे ज्ञानीके मिथ्या- 
त्वादि ४१ प्रकृतियोंका श्राल्व तो होता ही नहीं है, भ्ौर जो कर्म ग्रब भी बँध रहे है सो 
बारित्रकी निर्बलतासे बँध रहे है । उसमें निमित्त चारित्रमोहनीयका उदय है । वहाँ भी विका- 
रभावमें रांग चही है सो साधारण आखव है । 

प्रसंगविवरण---अनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि ज्ञानोके द्रव्यासवका भी 
प्रभाव है। इस कथनपर यह जिज्ञासा हुई कि ज्ञानी होनेपर भी आ्रागममें दशम गुरास्थ।न 
तक बन्ध कहा गया है फिर यहाँ यह कैसे कहा गया कि ज्ञानोके द्रव्यास्नरवका अभ्रभाव है । इस 
जिज्ञासाका समाधान इस गाथासे प्रारंभ किया गया है । 

तथ्यप्रकाश-- (-आखवभाबोंको भावना (लगाव) का अभिप्राय न होनेसे ज्ञानीको 
निराखव कहा गया है । २-ज्ञानी होनेपर भी द्र॒व्यप्रत्ययोके निमित्तसे कुछ प्रकृतियोंका प्राखव 
दशम गुणस्थान तक होता रहता, उसमे श्रास्तवभाव भावनाका अभिप्राय कारण नहीं है, 
उसमें ज्ञानगुणका जघन्य परिणाम अ्रथवा क्षोभ कारण है । २-जहां रंच भी प्रव्यक्त भी क्षोभ 
नही है वहाँ साम्पारायिक आख्तव नही, किन्तु योग रहने तक ईर्यापथ प्राखव है। ४-यहाँ 





ग्राखवाधिकार २११ 
प्रतिसमयमनेकप्रकारं पुद्गलकरम प्रतिबध्न॑ंति तत्र ज्ञानगुणपरिणाम एवं हेतु: ॥१७०॥ 


कम कन सब» तन के करके. +े बनती कप मप कक ०५ कम अमर कक को पनलेंन्‍न 2७३ क रन नन दम के 


तृतीया बहुवचन । ज्ञानदर्शनग्रुणभ्यां-तृतीया द्विवचन | समयरे समये-सप्तमी एकबचन। जम्हा यस्मातु- 
पंचमी एक० । तेण तेन-तृ० ए० । अबंधो अबंध.-प्रथमा एक०। इत्ति इति-अध्यय । णाणी ज्ञानी-प्रथमा 
एक० । दु तु-अव्यय ।। १७० ॥। 

















-०>++->+--->त>...त............. >- -+-२०२०० ककननननोनयपनमनमन-कममन, 


बुद्धिपृवंक रागका याने रागमें रागका प्रभाव होनेसे मिथ्यात्रादि ४१ प्रकृतियोंका भ्राख्रव न 
होनेसे निरास्रव कहा गया है । ५-विवेकपूर्वक पौरुष प्रयत्न करनेके प्रसंगमें बुद्धिपूर्वक यृत्तियों 
का निरीक्षण करके वर्णन होता है । 

सिद्धान्त--१“ज्ञानीके शुद्ध कक भावना होनेसे आखवभावभावनानि- 
मित्तक पुदृगलकर्मोक्रा ग्रास्रव निवृत्त हो जाता है। २+ज्ञान होनेपर भी जब तक क्षोभ विकार 
उठता रहता है तब तक क्षोभनिमित्तक (साधारण) झ्राखव होता रहता है । 

हेष्टि-- १-शुद्धभावनापेक्ष शुद्धद्रव्याथिकनय (२४ब) । २-उपाधिसापेक्ष प्रशुद्धद्रव्याथिक 
नय (२४) । 

प्रयोग -- बन्धनिवृत्तिके लिये रागादिविकारोंकों परभाव जान उनसे उपेक्षा करके 
ग्रविकार ज्ञानस्वरूपमे आत्मत्वका अनुभव करनेका अन्त: पौरुष करना ॥१७०॥ 

अब पूछते है कि ज्ञानयुणका परिणाम बंधका कारण कैसे हैं, उसका उत्तर गाथामें 
कहते है - [पुनरपि| फिर भी [ यस्‍्मात्‌ तु| जिस कारण [ज्ञानगुणः | ज्ञानगुए [ जघन्यात्‌- 
ज्ञानगुणात्‌ | जघन्य ज्ञानगुणके कारण [अन्यत्य॑] ग्रन्य रूप [ परिणमते | परिणमन करता 
है [तेन तु| इसी कारण [सः] वह ज्ञानगुण [बंधकों भणितः] कर्मका बंधक कहा गया है । 

तात्पयं--निर्मोह ज्ञानोके भी ग्रवशिष्ट रागवश हुए ज्ञानगुणके जघन्यपरिणमनसे बंध 
दशम गुणस्थान तक होता है । 

टोकार्थ--- ज्ञानगुणका जब तक जघन्य भाव है याने क्षयोपशमरूप भाव है, तब तक 
ज्ञान अंतमुह॒र्त विपरिणामी होनेसे बार बार अन्य प्रकार परिणमन करता है। सो वह यथा- 
ख्यात चारित्न अ्रवस्थासे नीचे अ्रवश्यंभावी रागका सद्भाव होनेसे बंधका कारण ही है । 

भावाथं--क्षायोपशमिकज्ञान एक ज्ञेयके ऊपर अंतमु हुते हो रह पाता है, तदनंतर 
प्रन्य ज्ैयका अवलंबन करता है। इस कारण स्वरूपमे भी अंतमुहर्त ही ज्ञानका ठहरना हो 
सकता है। श्रतः सम्यर्दृष्टि चाहे अ्रप्रमत्तदशामें भी हो, उसके जब तक यथाखरूयात चारिश्र 
ग्रवस्था नही हुई है तब तक अवश्य राग सद्भाव है, श्रौर उस रागके सडद्भावसे बंध भो होता 
है । इस कारण ज्ञान गुणका जघन्य भाव बंधका कारण कहा गया है । 

प्रसंगविवरण--अपरनन्तरपूर्व गाथामें कहा था कि ज्ञानोके जो कुछ भी जहाँ श्राख्रव 


३१२ समयसार 


कर्थ ज्ञानगुणपरिरणामो बंधहेतुरिति चेतु-- 
जम्हा दु जहण्णादो णाणगृणादों पुणोवि परिणमदि । 
आण्णत्तं गाणगुणो तेण दु सो बंधगो भणिदों ॥१७१॥ 
चूंकि यह ज्ञानगुण फिर, जधन्य श्रवबोधसे पुनः नाना । 
प्रन्यरूप १रिशसता, सो साना ज्ञानकों बन्धक ॥॥१७१।॥ 
यस्मात्तु जघन्थात्‌ ज्ञानग्रुणात्‌ पुनरपि परिणमते । अन्यत्व ज्ञानशुण तेन तु स बधकों भणित:॥ १७१॥ 
ज्ञानगुणस्य हि याबज्जघस्यों भावः, तावत्‌ तस्यांतमु हतंविपरिणामित्वात्‌ पुनः पुनर- 
न्यतयास्ति परिणाम: । स तु यथाख्यातचारित्रावस्थाया प्रधस्तादवश्यंभाविरागस-द्भधावातू बंध- 
हेतुरेब स्थात्‌ ॥१७१॥। 


नामसंश--ज, दू, जहण्ण, णाणगुण, पुणो, वि, अण्णत्त, णाणग्रुण, त, दु, त, बधग, भणिद । घातु- 
संज्ञ-परि-णम प्रह्वत्वे, भण कथने | प्रातिपदिक--यत्‌, तु, जघन्य, ज्ञानग्रुण, पुनर, अपि, अन्यत्व, ज्ञान, 
गुण, तत्‌, तु, तत्‌, बंधक, भणित | मुलधातु- परि-णम प्रह्वत्वे, भण दब्दार्थ । पदविवरण--जम्हा 
यस्मातृ-पंचमी एक० । जहृण्णादो जघन्यातू-पं० एक०। णाणग्ुणादों ज्ञानग्रुणातु-पं० एक० । पुणों पुनः- 
अव्यय ५ वि अपि-अवब्यय । परिणमदि परिणमते-वर्तमान लट॒अन्य पुरुष एकबचन । अण्णत्त अन्यत्व- 
प्रथमा एक० । णाणशुणो ज्ञानगुण'-प्रथमा एक० । तेण तेन-तृतीया एक० । दु तु-अव्यय । सो स'-प्रथमा 
एक ० । बंधगो बंधक:-प्रथमा एक० । भणिदों भणित'-प्रथमा एकवचन कृदन्त क्रिया || १७१ ।। 


होता है उसका कारण कोई ज्ञानगुणपरिणाम है । भ्रब॒ उसीके सम्बन्धमें जिज्ञासा हुई कि 

कैसे ज्ञनगुणपरिणाम बंधका कारण है ? इसी जिज्ञासाका समाधान इस गाथामे किया गया 
है। ज्ञानगुणका यह जघन्यभाव चारित्रमोहके विपाकके निमित्तसे है। 

तथ्यप्रकाश--(१) ज्ञानगुणका जघन्य परिराम रागादि विकारभावोंसे परिणमनेके 
कारण होता है। (२) जब तक ज्ञानगुणका जघन्य परिणमन हैं तब तक वह प्नन्तमु हुते प्रन्त- 
मु हमें विपरिणमन करता रहता है। (३) ज्ञानगुणाका जघन्य भाव अ्रन्तमु हतंविपरिणामी 
होनेसे भ्रन्य-भ्रन्यरूपसे परिणाम होता है | (४) ज्ञानगुणका यह जघन्यभाव यथाख्यात चारि- 
श्रावस्थासे पहिले तक याने दशम गुणस्थान तक रहता है। (५) ज्ञनगुणका जघन्यभाव प्रब- 
एयंभाविरागका सद्भाव होनेसे बन्धका कारण होता है । 

सिद्धान्त--( ! 'घायसहित ज्ञानदशा जधन्यज्ञान कहलाता है । (२) ज्ञानका जघन्य 
भाव पौद्गलिककर्माख़वका निमित्त कारण है । 

दृष्टि १- सभेद अशुद्धनिश्वयनय (४७प्र)। २- निमित्तत्वहृष्टि (५३शञ्म) । 

प्रयोग--ज्ञानगुणकी जघम्यता दूर करनेके लिये भ्रविकार परिपूर्ण सहज ज्ञानस्वभाव 
में झात्मत्व श्रनुभव करनेका सत्पुरुषार्थ करना ॥१७१॥॥ 











आ्रालवाधिकार ३१३ 
एवं सति कर्थ ज्ञानी तिराज्रबः इति चेतु-- 
दंसणणाणचरित्तं ज॑ परिणमदे जहण्णभावेण । 
णाणी तेण दु बज्कदि पुग्गलकम्मेण विविहेण ॥१७२॥ 
दर्शन ज्ञान चरित जो, परिणमते हैं जघन्यभावोंसे । 
इससे ज्ञानी बंधता, नाना पोदृगलिक कर्मोंसे ॥ १७२॥ 
दहयनज्ञानचारित्र यत्परिणमते जधन्यभावेन । ज्ञानी तेन तु बध्यते पुद्गलकर्मणा विविधेन ॥ १७२ ॥ 
यो हि ज्ञानी स बुद्धिपूवंकरागद्वेषमोहरूपास्रवभावाभावात्‌ निराखव एवं, किंतु सो5पि 
यावज्ज्ञानं सर्वोत्कृष्टभावेन द्रष्ट ज्ञातुमनुचरितुं वाइशक्त: सन्‌ जघन्यभावेनैव ज्ञानं पश्यति जाना- 
नामसंज्ञ- दसणणाणचरित्त, ज, जह्णभाव, णाणि, त, दु, पुग्गलकम्म, विविह । धातुसंज्ञ-दस 
दर्शनाया, जाण अवबोधने, चर गतौ, परि-णम प्रह्मत्वे, भव सत्तायां, बध बधने । प्रातिपदिक--दर्शनज्ञान- 


चारित्र, यत्‌, जधन्यभाव, ज्ञानिनू, तत्‌, तु, पुद्गलकर्मनू, विविह । मुलधातु--हृशिर्‌ प्रेक्षणे, ज्ञा अवबोधने 
चर गत्यर्थ: भ्वादि, बन्ध बन्धने । पद्चिवरण-दसणणाणचारित्त दर्शनज्ञानचारित्र-प्रथमा एक० | जें 























भ्रब पूछते हैं कि यदि ज्ञानगुगाका जघन्यभाव याने भ्रन्यत्वरूप परिणमन कमंबंधका 
कारण है तो फिर वह ज्ञानो निराखव कैसे रहा उसके उत्तरमें गाथा कहते हैः--[यत्‌] 
क्योकि [व्शनज्ञानचारित्र | दर्शनज्ञानचारित्र [जघन्यभाबेन] जघन्यभावसे [परिण्मते | 
परिणमन करता है [तेन तु] इस कारणसे [ज्ञानी] ज्ञानी [विविधेन] प्रनेक प्रकारके [पुदु- 
गलकर्म रा | पुदूगल कमंसे [बध्यते] बंघता है । 

तात्पयें--स राग अ्वस्थामे दर्शन ज्ञान चारित्रका जघन्य याने निरन्तर न टिक सके 
ऐसा परिणमन है, इस कारण वहाँ कमंबन्ध हो जाता है । 

टीकार्थ--जो वास्तवमे ज्ञानी है वह बुद्धिपृवंक राग द्वेष मोहरूप प्राख्रवभावके प्रभाव 
से निरास्रव ही है। किन्तु वह ज्ञानी जब तक ज्ञानको सर्वोत्कृष्ट भावसे देखनेको, जाननेको 
प्राचरण करनेको असमर्थ होता हुआ जधन्यभावसे ही ज्ञानको देखता है, जानता है, आवरण 
करता है तब तक उस ज्ञानीके भी ज्ञानके जघन्यभावकी भ्रन्यथा अ्रनुपपत्ति होनेसे भ्रनु मीयमान 
प्रबुद्धिपूवक कमेंमलकलंकका सद्भाव होतेसे पुदूगलकर्मका बन्ध होता है। इस कारण तब तक 
ज्ञानको देखना, जानना छऔर आचरण करना, जब तक ज्ञानका जितना पूर्ण भाव है उतना 
देखा, जाना, श्राचरण किया श्रच्छी तरह न हो जाय। उसके बाद साक्षात्‌ ज्ञानो हुआ्ना 
सर्वथा निराख्व हो होता है। भावार्थ--ज्ञानोके बुद्धिपूर्वक श्रज्ञानमय रागद्वेष मोहका अभाव 
है, इसलिये वह निराखव है फिर भी जब तक क्षायोपशमिक ज्ञान है, तब तक दर्शन, ज्ञान, 
जारित्र जघन्यभावसे परिणमते है, भ्रतएवं सम्पूर्ण ज्ञानका देखना, जानता, प्राचरण होना 


३१४ समयसार 


त्यनुचरति च तावत्तस्यापि जघन्यभावान्यथानुपपत्त्याउनुमीयम।नाबुद्धि पूवंककलंकविपाकसद्धा- 
वात्‌ पुदुगलकमंबंधः स्थात्‌ । अतस्ताबज्ज्ञानं द्रष्टव्यं ज्ञातव्यमनुचरितव्यं च यावज्ज्ञानस्य यावान्‌ 
पूर्णो भावस्तावान्‌ हृष्टो ज्ञात्तोडनुचरितश्च सम्यग्भवति | ततः साक्षात्‌ ज्ञानोभूतः स्वथा निरा- 
स्रव एवं स्थात्‌ । संन्यस्यन्निजबुद्धिपूर्वमनिश रागं समग्र स्वयं, वारंवारमबुद्धिपूर्वमपि त॑ जेतुं 








यत्‌-प्रथमा एक० । परिणमदे परिणमते-वर्तमान लट अन्य प्ररष एकवचन । जहण्णभावेण जघन्यभावेन- 


नही होता । सो इस जघन्यभावसे ही ऐसा जाना जा रहा है कि इसके प्रबुद्धिपृवेंक कर्मकलंक 
विद्यमान है, उसीसे बन्ध होता है वह चारित्रमोहके उदयसे है, भ्रज्ञानमय भाव नही है । 
इसलिये ऐसा उपदेश है कि जब तक ज्ञान सम्पूर्ण न हो तब तक ज्ञानका ही ध्यान निरन्तर 
करना याने ज्ञानको हो जानना, ज्ञानको ही ग्राचरना । इसी मार्गसे चारित्रमोहका नाश होता 
है भोौर केवलज्ञान प्रकट होता है । जब केबलज्ञान प्रकट हो जाता है तब सब तरहसे साक्षात्‌ 
निराख्रव होता है | यहां भ्रबुद्धिपृवंक रागादिक होनेपर भी बुद्धिपूर्वक रागादिक न होनेसे ज्ञानी 
को निरास्रव कहा है। भ्रबुद्धिपर्वक रागका भ्रभाव होनेके बाद तो केवलज्ञान ही उत्पन्न 
होता, तब उसे साक्षात्‌ सर्वप्रकारसे निराखव जानिये । 

ग्रब इसी अ्र्थंका कलशरूप काव्य कहते है--संन्‍्य इत्यादि | भ्र्थ--यह प्रात्मा जब 
जानी होता है तब अपने बुद्धिपूवंेक सभी रागकी निरंतर दूर करता हुग्नमा श्रौर अबुद्धिपृर्वक 
रागको भी जीतनेके लिये बारंबार शभ्रपनी ज्ञानानुभवनरूप शक्तिका स्पर्श करता हुआ तथा 
ज्ञानक्रे समस्त पलटनोंको दूर करता हुम्ना ज्ञानके पूर्ण होता हुआ आत्मा शाश्वत निराखव 
होता है । 

मावाथे-- जब ज्ञानीने समस्त रागकों हेय जाना तब उसके मेटनेके लिए उद्यमी होता 
ही है भर जो श्राख्रव हो रहे है सो उनमे इसके झास्रव भावोंको भावनाका अभिप्राथ नहीं 
है! अ्रतः ज्ञानीको निराखव कहा गया है । 

प्रसंगविवरण--प्रनन्तरपूर्व गाथामे कहा गया था कि ज्ञानगुणका जघन्यभाव यथा- 
ख्यातचारित्रावस्थासे पहिले तक कमंबन्धका हेतु है। तो इस कथनपर यह जिज्ञासा होती है 
कि फिर ज्ञानी निराखव कैसे रहा ? इसी जिज्ञासाका समाधान इस गाथामें करते हुए सिद्ध 
किया है कि ज्ञानी बुद्धिपूर्वक झास्रवभावका ग्रभाव होनेसे निराखरव है, किन्तु वही जब तक 
जघधन्य ज्ञानहप रहता है तब तक उसके किन्‍्ही प्रकृृतियोंका श्रात्रव है । 

तथ्यप्रकाश--१-ज्ञानी बुद्धिपूवंक रागद्वेषमोहरूप आखस्वभाव न होनेसे निराखव ही 
है। २-ज्ञानो होकर भी जब तक ज्ञान जघन्य भावरूपमें परिणम रहा है तब तक भ्रबुद्धिपूवंक 








ग्रास्वाधिकार ३१५ 


स्वशक्ति स्पृशन्‌ । उच्छिदन्‌ परिवृत्तिमेव सकलां ज्ञानस्य पूर्योभवन्नात्मा नित्यनिराखवों भवति 
हि ज्ञानी यदा स्यात्तदा ॥११६॥ ॥ १७२ ॥ 

सर्वस्यथामेव जीवत्यां द्रव्यप्रत्ययसंततो । कुतो निराख्रवों ज्ञानी नित्यमेवेति चेन्मतिः 
॥ ११७॥। 
तृतीया एक ० । णाणी ज्ञानी-प्र० ए० । तेण तेन-तृ० एक० । दु तु-अव्यय । बज्कदि बध्यते-बरतमान लद्‌ 
अन्य पुरुष एक० क्रिया । पुस्गलकम्मेण पुद्गलकर्मणा-तृ ० ए० । विविहेण विविधेन-तृतीया एक० ॥॥१७२॥ 
कमंकलंकविपाक होनेसे उसके कमंबन्ध है । रे- ज्ञानीके कुछ काल तक जो कमंब्रन्ध है वह 
संसारस्थितिक कमंबन्ध नही है, तो भी ज्ञानी अ्रविकार परिपूर्ण सहज ज्ञानभावकी ग्राराधना 
करके उस हीनताको दूर कर देता है। ४-वीतराग ज्ञानी होनेपर तो वह संवंधा निरासख्रव 
ही है। 

सिद्धान्त-- १-ग्रविकार सहजसिद्ध चैतन्यभावरूप आत्मत्वकी भावना होनेसे ज्ञानी 
निराखव है । २-चारित्रमोहके उदयसे ज्ञानीके भी ज्ञानका क्षोभ परिणाममय जघन्य भाव 
होता है। ३-ज्ञानी भ्रविकार परिपूर्ण सहज ज्ञानस्वभावकी अभेद प्राराधनाके बलसे ज्ञानके 
हीनभावकों समाप्त कर देता है । 

हृष्टि-- १- शुद्धभावनापेक्ष शुद्धदरव्याधिकनय (२४ब) । २- उपाधिसापेक्ष अशुद्ध 
द्रव्याथिकनय (२४) । ३- उपादानहृष्टि (४€ब)। 

प्रयोग--ज्ञानमय ग्रात्मस्वरूपका सम्यक्‌ स्वाधीत अभ्रनाकुल सहजशुद्ध परिपूर्णा विकास 
प्राप्त करनेके लिये प्रविकार, परिपूर्णा सहजानन्दमय पन्तस्तत्त्वमें पआ्लात्मत्वकी भावना हृंढ 
बनाना चाहिये ॥१७२॥ 

भ्रब सभी द्रव्यास्रवकी सततिके जोवित रहनेपर ज्ञानी निरास्रव किस प्रकार है ? 
ऐसा प्रश्न श्लोकमे करते है--सर्बस्या इत्यादि । अर्थ--श्रभो द्रव्यास्रवकी संततिके जीते 
रहनेपर भी ज्ञानी नित्य ही निराखब कैसे रहा यदि ऐसी शद्भूा। हो तो सुनिये---[सम्यग्हष्टेः] 
सम्यम्दृष्टिके [सर्थे |] समस्त [पूर्वनिबद्धाः | पूर्व भ्ज्ञान भ्रवस्थामें बांधे गये [ प्रत्ययाः | मिथ्या 
त्वादि आखत्रव [संति] सत्तारूप है वे [उपयोगप्रायोग्यं| उपयोगके प्रयोग करने रूप जैसे हों 
वंसे [कर्मंभावेन | कर्मभावसे [बध्नंति] बन्ध करते है। [तु] झौर [संति] सत्तारूप रहते 
हुए वे पूव॑ंबद्ध प्रत्यय उदय आये बिना [निरुपभोग्यानि] भोगनेके श्रयोग्य होकर स्थित है 
[तु] लेकिन [तथा बध्नति] वे उस तरह बंधते है [यथा] जैसे कि [ज्ञानावरखणादिभावेः ] 
ज्ञानावरणादि भावोके द्वारा [सप्ताष्टविधानि] सात झ्राठ प्रकार फिर | उपभोग्यानि] भोगने 
योग्य [भवति | हो जायें । [तु] झ्रोर [यथा | जैसे [इहू] .स लोकमे [पुरुषस्थ | पुरुषके 














३१६ समयसार 


सब्बे पृन्वणिबद्धा दु पच्चया संति सम्मदिद्विस्स । 
उवञ्योगषाओगं बंधंते कम्ममावेश ॥१७३॥ 
संती दु णिरुवभोजा बाला इत्यी जहेव पुरिसस्स । 
बंधदि ते उवभोज्जे तरुणी इत्थी जह णरस्स ॥१७४॥ 
होदूश णिरुवभोजा तह बंधदि जह हवंति उवभोजा । 
सत्तदइ्विहा भूद्दा णाणावरणादिभावेहि ॥१७४॥ 
एदेश कारणेण दु सम्मादिटठी अबंधगो होदि । 
आसवभावाभावे ए्‌ पच्चया बंधगा भणिदा ॥१७६॥ 
पूर्वबद्ध सब प्रत्यय, ज्ञानीफे रह रहे हें सत्तामें । 
उपयोगयुक्त यदि हों, तो बांधे कर्मभावोंसे ॥१७३॥ 
सत्तास्थ निरुपमोग्या, वाला स्त्री यथा है मानवके । 
उपभोग्य हुए बांधे, तरुणी नारी यथा नरको ॥१७४॥ 
वे निरुपभोग्प विधि ज्यों, पाकसमय भोगयोग्य हो जायें । 
त्याँ ही ज्ञानावरणा-दिक पुदुगलकर्मकों बांधे ॥१७५॥ 
इस कारणसे सम्यगृ-हृष्टी श्रात्मा प्रबंधक कहा है। 
क्योंकि रागादि नहिं हों, तो प्रत्यय हैं नहीं बन्धक ॥१७६॥ 
__. जामसंज्ञ- सब्व, पुव्वणिवद्ध, दु, पच्चय, सम्मदिद्टि,'उबओगप्पाओर्ग, कम्मभाव, दु, णिरुवभोज्ज, 
बाला, इत्थी, जह, एव, पुरिस, त, उवभोज्ज, तरुणी, इत्थी, जह, णर, णिरवभोज्ज, तह, जह, उवभोज्ज, 
[ बाला स्त्री] बालिका स्त्री भोगने योग्य नहीं होती उस प्रकार [निरुषभोग्यानि ] उपभोगके 
्रयोग्य [ भृत्वा] होकर भो [तानि] वे ही जब [उपभोग्यानि] भोगने योग्य होते है तब 
[ बध्नाति | जीवको, पुरुषकों बांधते हैं प्र्थात्‌ जीव पराधीन हो जाता है, [यथा] जैसे कि 
[तरुखी स्त्री] वही बाला स्त्री जवान होकर [नरस्य | पुरुषको बाँध लेती है अर्थात्‌ पुरुष 
उसके श्राधोन हो जाता है यही बँधना है । [एतेन तु कारणेन | इसी कारणासे [सस्यग्हष्टिः | 
सम्यग्हष्टि [ प्रबंधकः | श्रबंधक [भणितः] कहा गया है क्योकि [ भ्राख्वभावाभावे | प्राख़व- 
भाव जो राग-द्वेष-मोह उनका प्रभाव होनेपर [ प्रत्ययाः] मिध्यात्व ग्रादि प्रत्यय सत्तामे होने 
पर भी [बंधकाः] भागामी कम बंधके करने वाले [न] नहीं [भरिताः] कहे गये हैं । 
टोकार्थ---जैसे सत्ता अ्रवस्थामें तत्कालकी विवाहित बाल स्त्रीकी तरह पहिले भ्रनुप- 








ग्रासवाधिकार ३१७ 


सर्वे पू्वनिबद्धास्तु प्रत्यया: संत्रि सम्यग्हष्टे:। उपयोगप्रायोग्यं बध्नंति कर्मभावेन ॥ १७३ ॥ 
संति तु निरुपभोग्यानि वाला स्त्री यथेह् पुरुषस्य । बध्नाति तानि उपभोग्यानि तरुणी रुत्री यथा नरस्य । 
भूत्वा निरुपभोग्यानि तथा बध्नाति यथा भवत्युपभोग्यानि । सप्ताष्टविधानि भूतानि ज्ञानावरणादिभाव: । 
एतेन कारणेन तु सम्यग्हष्टिरबंधनों भवति । आखस्रवभावाभावे न प्रत्यया बंधका भणिता: ॥ १७६ |। 

यतः सदवस्थायां तदात्वपरिणीतवालस्त्रीवत्‌ पूव॑मनुपभोग्यत्वेषपि विपाकावस्थायां 
प्राप्तयौवनपूवंपरिणीतस्श्रीवत्‌ उपभोग्यत्वादू उपयोगप्रायोग्यं पुद्गलकर्मद्रव्यप्रत्यया: संतो£पि 
कर्मोदयकायेजीवभावसज्ू वादेव बध्नंति ततो ज्ञानिनों यदि द्रव्यप्रत्यया: पू्वंबद्धा: संति, संतु, 
तथापि स तु निराखव एवं कर्मोदयकार्यस्य रागद्वेंषमोहरूपस्याख्रवभावस्याभावे द्रव्यप्रत्ययानाम- 
सत्तट्वविह, भ्रृद, णाणावरणादिभाव, एत, कारण, दु, सम्मादिद्ठि, अबंधग, आसवभावाभाव, ण, पच्चय, 
बंधग, भणिद । धातुसंज्ञ- णि-बध बधने, अस भुवि, भूज भोगे, वर स्वीकाराच्छादनयो:, भण कथने, आ- 
सब स्रवणे, हो सत्ताया । प्रातिपदिक--सव, पूर्व निबद्ध, तु, प्रत्यय, सम्यग्दष्टि, उपभोगप्रायोग्य, कर्मभाब, 
निरुपभोग्य, बाला, स्त्री, यथा, इह, पुरुष, ततू, उपभोग्य, तरुणी, स्त्री, यथा, नर, निरुपभोग्य, तथा, 
यथा, उपभोग्य, सप्ताप्टकक्‍्धि, भूत, ज्ञानावरणादिभाव, एततू, कारण, तु, सम्यग्हष्टि, अबन्धक, भणित, 
आख्रवभावाभाव, न, प्रत्यय, बन्धक, भणित । मघृलधातु--बन्ध बन्धने, अस भ्रुवि, युजिर्‌ योगे, भुज पाल- 
नाभ्यवहारयों रुधादि, न्‌ नये भ्वादि ऋ््यादि, भू सत्ताया | पदविवरण--सव्वे सर्वे-प्रथमा बहु० । पुव्ब- 


_ भोग्य होनेपर भी विपाक प्रवस्थामे योवन अवस्थाको प्राप्त उसी पूर्व परिणीत स्त्रीकी तरह 
भोगने योग्य होनेसे जैसा आत्माका उपयोग विकार सहित हो उसी योग्यताके अनुसार पुद्गल 
कमरूप द्रव्यप्रत्यय सत्ताहप होनेपर भी कर्मके उदयानुसार जीवके भावोंके सद्भावसे हो बंध 
को प्राप्त होते है । इस काररण ज्ञानीके द्रव्यकर्मूप प्रत्यय (भ्राख़ब) सत्तामें मौजूद हैं तो भी 


वह ज्ञानी तो निराखव ही है, क्योकि कर्मके उदयके कार्यरूप राग द्वेष मोह रूप ग्राखवभावके 
प्रभाव होने पर द्रव्यप्रत्ययोंके बन्धकारणपना नही है । 


भावाथं--सत्तामें मिथ्यात्वादि द्रन्यप्रत्यय विद्यमान हैं तो भी वे ग्रागामी कमंबंधके 
करने वाले नही है । क्योंकि बन्ध तो उनका उदय होनेपर ही होता है। झ्औौर उनकी इस 
निर्मित्तताका भी निम्मित्त जीवके राग द्वेष मोहरूप भाव होते है अतः द्रव्यप्रत्ययके उदयके श्ौर 
जीवके भावोंके कार्यकारणभाव निमित्तन॑मित्तिकभाव रूप है। सत्तामें विद्यमान द्रव्यकम 
बिकारके निमित्त नही होते । जैसे विवाहिता बाला विकारका कारण नहीं बनती, वहो जब 
तरुणी होतो है तो विकारका कारण बनती है, यदि पुरुष उसके तरुणी होनेके पहिले विरक्त 
हो जाय तो लो वह तरुणी भी विकारकारक नहीं बनी, ऐसे ही उस विवक्षित कमंविपाकसे 
पहिले यह आत्मा ज्ञानी विरक्त हो जाय तो कमंविपाकका भी जोर नहीं रहता इस तरह 
प्रपेक्षासे सम्यग्इृष्टि हुए बाद चारित्रमोहका उदयरूप परिणाम होनेपर भी ज्ञानी ही कहा गया 
है । झोर शुद्धस्वरूपमें लीन रहनेके ग्रभ्याससे समाधिबलसे केवलज्ञान प्रकट होनेसे साक्षात्‌ 


३१८ समयसार 


बंचहेतुत्वात्‌ । विजह॒ति नहि सत्ता प्रत्यया: पूर्बबद्धा: समयमनुसरंतों यद्यपि द्रव्यरूपा: | तदपि 
सकलरागद्वंषमोहव्युदासादवरति न जातु ज्ञानिन: कर्मबंध: ॥|११८।। रागद्वेषविमोहानां ज्ञानिनों 


णिबद्धा पूर्वनिबद्धा -प्रथमा बहु० । दु तु-अव्यय । सति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष बहु० क्रिया । सम्मादिद्वि- 
स्स सम्यरदृष्टे.-पष्ठी एक० । उवओगप्पाउर्ग उपभोगप्रायोग्य-क्रियाविशेषण यथा स्यात्तथा, बंधंते बध्न- 
न्ति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष बहुवच्नन । कम्मभावेण कमंभावेन-तृतीया एक० | सति-प्रथमा बहु० कृदंत, 
दु तु-अव्यय । णिरुवभोज्जा निरुपभोग्यानि-प्र ० बहु० । वाला-प्रथमा एक०। इस्थी स्त्री-प्रथमा एक० । 
जह यथा-अव्यय । णरस्स नरस्य-षष्ठी एक०। होदूण भृत्वा-असमाप्तिकी क्रिया | निरुवभोज्जा निरुप- 
भोग्यानि-प्र ० बहु० । तह तथा-अव्यय । बधदि बध्नाति-बर्तमान लट्‌ अन्य० बहु०। जह यथा-अव्यय । 
ज्ञानी होता है तब सबंधा निराख्रव हो जाता है । 

अब इस ग्रथंका कलशरूप काव्य कहते हैं--विजह॒ति इत्यादि । श्रर्थ---यदपि श्रपने 
ग्रपने समयमें उदय श्राने वाले पूर्बबद्ध द्रव्यरूप प्रत्यय श्रपन्ती अ्रपनी सत्ताको नही छोड रहे 
याने वे हैं तो भी ज्ञानीके समस्त रागद्वेष मोहके अभावसे नवीन कर्मका बंध कभो अवतार नहीं 
धरता । भावार्थ-राग हेष मोह भावोंके बिना सत्तामे रहने वाले द्रव्याख्रव बंधका कारण नही 
है | यहां सवंत्र बताये गये राग द्वेष मोहके भ्रभावसे बुद्धिपूर्वक होने वाले रागादिका श्रभाव 
समभता । 

प्रसंगविवरण--प्रनन्तरपूर्व गाथामें बताया गया था कि ज्ञानके जघन्य भावसे भ्रनु- 
मीयमान श्रबुद्धिपुवंक कर्मंकलंकविपाक होनेसे दशम थुणस्थान तक ज्ञानी नाना पुदुगलकमंसे 
बेंधघता है । सो इस कथनपर प्रश्न हुआ कि जब द्रव्य प्रत्ययसंतति पाई जा रही है तो फिर 
ज्ञानीको निराखव कैसे कहा जा सकता है ? इस प्रश्तक। समाधान इस गाथाचतुष्कमें किया 
गया है। 

तथ्यप्रकाश-- १--बद्धकर्म जब सत्तामें रह रहे हैं तब वे कर्म उपभोग्य नहीं 
२-जब वे कर्म उदयमें श्राते है तब ज्ञानीके उसके अनुभागरसमे राग न होनेसे ग्रज्ञानमय 
राग द्वेष मोहरूप आख्रव भाव नहीं है | ३-भ्रज्ञानमय राग देष मोहरूप आख्रवभावके श्रभाव 
से ज्ञानीके द्रव्यप्रत्यय प्रायोग्य नवकमंके श्राख़वके हेतु नही हो पाते । ४--जैसे बाला स्त्री श्रनु- 
पभोग्य है वह जब युवती होगी उससे पहिले पुरुष यदि विरक्त हो तब वह कभी भी उपभोग्य 
न हो सकी, ऐसे ही जब कर्म सदवस्य हैं तब प्रनुपभोग्य है, वे जब बिपाकोदयमें श्रावेंगे 
उससे पहिले ही यह जीव यदि ज्ञानमय व विराग हो जाय तो वे कभो भी उपभोग्य न हो 
सके । ५-प्रबुद्धिपृवंक (ग्रव्यक्त) उपभोगकों यहाँ उपभोग नही माना है । 

सिद्धान्त--१- भ्रविकार सहज शुद्ध ज्ञानस्वतावकोी उपासनामें कर्म भ्रनुपभोग्य हो 
जाते हैं। २-*द्रव्यप्रत्ययोंको निमित्तत्वका निमित्त अध्यवतान न मिलनेसे वे द्रव्यप्रत्यय बन्धक 


आखस्रवाधिकार ३१६ 
यदसंभवः । तत एवं न बंधो5्स्य, ते हि बंधस्य कारणं ॥११६॥ ॥ १७३-१७६ ॥ 


_ हव॑ति भवन्ति-वर्तमान ० अन्य० बहु० । उवभोज्जा उपभोग्यानि-प्र० बहु० । सत्तट्रुविहा सप्ताप्टविधानि- 
प्रथमा बहु० | भ्रृद्दा भूतानि-प्रथमा बहुण। णाणावरणादिभावेहि ज्ञानावरणादिभावे:-तृ० बहु० । एदेण 
एतेन-तृ० एक० । कारणेण कारणेन-तृ० एक० । दू तु-अव्यय । सम्मादिद्वी सम्यग्हष्टि:-प्रथमा एक०। 
अबधगो अबन्धक.-प्रथमा एक ० | होदि भवति-वर्तमान लटू अन्य पुरुष एक० । आसवभावाभावे आख़ब- 
भावाभावे-सप्तमी एक० । ण न-अव्यय । पच्चया प्रत्यया-प्रथमा बहु०। बन्धगा बच्चका:-प्रथमा बहु० । 
भणिदा भणिता:-प्रथमा बहुबचन ॥ १७३-१७६ ॥। 
हेतु नही होते । 

हृष्टि -- १-स्वभावनय (१७६) । २-उपाध्यभावापेक्ष शुद्ध द्रव्याथिकनय (२४श्र) । 

प्रयोग --कर्मास्रवणसे निवृत्त होनेके लिये तथा प्व॑बद्धकर्मके विषरससे बचनेके लिये 
भ्रविकार सहजसिद्ध चित्प्रकाशमांत्र श्रन्तस्तत्व्मे उपयोग देना व दिये रहना ॥१७३-१७६॥ 

श्रब इसी ग्रथंकोीं दृढ़ करनेके लिए गाथाकी उत्थानिकां रूप इलोक कहते है;--राग 
इत्यादि । अर्थं--चू कि ज्ञानीके राग द्वेष मोहका होना असंभव है श्रतः ज्ञानीके बंध नहीं है 
क्योकि रागद्रेषमोह ही बधके कारण है। भावार्थ--ज्ञानीके मोह तो है ही नही, जो कर्मे- 
विपाकवश रागद्वेष होते है वे प्रभिप्रायपूवंक नही, श्रतः ४१ प्रकृतियोंका बन्ध नहों होता, 
शेष बन्ध भी विशेष नहीं होता श्रोर जो दशम गुरास्थानसे ऊपरके ज्ञानी हैं उनके किचिन्मात्र 
भी बन्ध नहीं है, सिर्फ योग रहने तक ईर्यापथ आख्रव होता है--[रागः] राग [द्वंषः | देष 
[च मोह:| और मोह [ग्राख्रवा:] ये ग्राख्रव [सम्पर्हष्टेः) सम्यर्हष्टिके [न संति] नही है 
[तस्मात्‌ | इसलिये [भ्राख्नवभावेन बिना] ग्रास्वभावके बिता | प्रत्यथाः] द्रव्यप्रत्यय [हेतवः | 
कर्मबन्धका कारण [न भवंति] नही है [चतुविकल्पः] मिथ्यात्व श्रादि चार प्रकारका [हेतुः] 
हेतु [ श्रष्टविकल्पस्थ | श्राठ प्रकारके कमक बंघनेका [कारणं भरिषतं] कारता कहा गया है 
[च| और [तेषामपि] उन चार प्रकारके हेतुप्रोंके भी [रागादयः:] जीवके रागादिकभाव 
कारण है सो सम्यग्टृष्टिके [तेषां भ्रभावे] उन रागादिक भावोंका प्रभाव होनेपर [न बध्यंते] 
कम नही बँधते है। 

तात्पयें-- सम्यग्हृष्टिके श्रज्ञानमय रागद्वेष मोहका शभ्रभाव होनेसे संसारविषयक बन्ध 
नही होता । 

टोकार्थे--सम्यग्दश्कि रागद्वेष मोह नहीं हैं; प्रन्यथा सम्यग्टदष्टिपना नही बन सकता। 
रागद्वेष मोहका श्रभाव होनेपर उस सम्यग्हष्टिके द्रव्यप्रत्यय पुदूगलकमेबंधके कारणपनेको नही 
धारण करते । क्योंकि द्रव्यप्रत्ययोंके पुदंगलकर्मबंधका कारणपना रागादिहेतुक हो है, इसलिये 


३२० समयसार 


रागो दोसो मोहों य आसवा णात्तथि सम्मदिद्विस्स । 
तह्या आसवभावेण बिणा हेदू ण॒ पच्चया होंति ॥१७७॥ 
हेदू चदुव्वियप्पो अद्ववियप्पस्स कारणं भणिदं । 

तेसि पि य रागादी तेसिमभावे णु बज्मंति ॥१७८॥ 


रति अरति मोह आ्राखब, संज्ञानीके न होंय इस कारण । 

आख्रवभावके बिना, प्रत्यय बन्धक नहीं होते ॥ १७७ ॥ 

मिथ्यादि चार प्रत्यय, होते हैं श्रष्ट कमेंफे काररत । 

प्रत्यय भि रागहेतुक, रागादि बिना न विधि बांधे ॥१७८॥ 
रागो द्वेषो मोहह॒च आख्रवा न संति सम्यरहष्टे: । तस्मादाखवभावेन विना हेतवो न प्रत्यया भवति ॥१७७॥ 
हेतुश्वतुविकल्प: अष्टविकल्पस्थ कारण भणित। तेषामपि च रागादयस्तेषामभावे न बध्यते ॥|१७४॥ 

रागद्वरेषमोहा न संति सम्यग्दृष्टे: सम्यस्टृष्टित्वान्यथानुपपत्ते: । तदभावे न तस्य द्रव्य- 

प्रत्यया: पुदूगलकर्महेतृत्व॑ बिश्ञत्ति द्रव्यप्रत्ययानां पुदूगलकर्महेतुत्वस्थ रागादिहेतुत्वात्‌ । ततो 


. नामसंज्ञ-राग, दोष, मोह, य, आसब, ण, अत्थि, सम्मादिट्टि, त, आसवभाव, विणा, हेदू, ण, 
पच्चय, हेदु, चदुव्वियप्प, अट्टृवियप्प, कारण, भणिद, त, पि, य, रागावि, त, अभाव, ण । धातुसंज्ञ--रज्ज 
रागे, दुस वैकृत्ये अप्रीतो च, अस सत्तायां, हो सत्ताया, भण कथने, बन्ध बन्धने । प्रातिपदिक-- राग, द्वेष, 





कारणके कारणाका श्रभाव होनेपर कार्यका श्रभाव प्रसिद्ध होनेसे ज्ञानीके बन्ध नही है । 
भावार्थ--सम्यरहृष्टि, रागद्रेषमोहके अभाव बिना नहीं हो सकता ऐसा जो अविना- 
भाव नियम यहाँ कहा है सो वह मिथ्यात्वसम्बन्धी रागादिकोका प्रभाव जानना इस प्रायोगिक 
प्रक्रियामें उन्हीको रागादि माना गया है। सम्यग्दृष्टि होनेके बाद कुछ चारित्रमोह सम्बन्धी 
राग रहता है सो वहांपर नहीं गिना, वह गौरा है इसलिये उन भावास्रवोके बिना द्रव्यास्रव 
बंधके कारण नही है, कारणका कारण न हो तो कार्यंका भी श्रभाव हो जाता है यह सुप्रसिद्ध 
है । इस दृष्टिसे सम्यर्टृष्टि ज्ञानी ही है इसके बन्ध नहीं है । यहाँ सम्यग्दृष्टिको ज्ञानी कहनेकी 
भ्रपेक्षा यह है कि प्रथम तो जिसके ज्ञान हो वही ज्ञानी कहलाता है सो सामान्यज्ञानकी श्रपेक्षा 
तो सभी जीव ज्ञानी है और सम्यग्ज्ञान मिथ्याज्ञानकी श्रपेक्षा देखा जाय तो सम्यग्दृष्टिके सम्य- 
ज्ञान है उसकी भ्रपेक्षा ज्ञाती है, किन्तु मिथ्यादृष्टिके सम्यग्ज्ञान नही, भ्रतः वह श्रज्ञानी है। 
यदि सम्पूर्ण ज्ञानकी अपेक्षा ज्ञानी कहा जाय तो केवली भगवान्‌ ज्ञानी हैं, क्योंकि जब तक 
सर्वज्ञ न हो तब तक ओऔदयिक श्रज्ञानभाव बारहवें गुरास्थान तक सिद्धान्तमें कहा है । इस 
तरह तथ्य विधिनिषेध अपेक्षासे निर्बाध सिद्ध होते है सवंथा एकांतसे कुछ भो नहीं सघेगा। सो 


श्रास्वाधिकार ३२१ 


हेतुमदभावस्य प्रसिद्धत्वात्‌ ज्ञानिनो नास्ति बन्धः । प्रध्यास्य शुद्धनयमुद्धातबोधचिह्नुमेकाग्रुयमेव 
कलयंति सेव ये ते । रागादियुक्तमनस. सतत भवंतः पश्यंति बंधविधुरं समयस्य सार ॥१२०॥। 
मोह, च, आखब, न, सम्यग्हष्टि, तत्‌, आख्रवभाव, विना, हेतु, न, प्रत्यय, हेतु, चतुधिकल्प, अष्टविकल्प, 
कारण, भणित, तत्‌, अपि, च, रागादि, तत्‌, अभाव, न। मूलघातु--रन्ज रागे, द्विष अप्रीती अदादि, मुह 
वैचित्ये दिवादि, अस भुवि, भू सत्ताया, भण शब्दार्थः, बन्ध बन्धने। पदक्षिवरण--रागों राग:-प्रथमा 
एक० । दोसो हेष:-प्र०» एक० । मोहो मोह -प्र० एक० । य च-अव्यय । आसवा आख्रवाः:-प्रथमा बहु० । 








जहाँ ज॑से ज्ञानीकी विवक्षा हो उस प्रकारका भ्रबंधक समभना । 

ग्रब शुद्धनयका माहात्म्य कहते हैं--श्रध्यास्थ इत्यादि । अर्थ---जों पुरुष उन्नत ज्ञान 
चिह्न वाले शुद्धनयको ग्रद्भीकार कर निरन्तर एकागप्रपनेका भ्रभ्यास करते हैं वे पुरुष रागादि 
से मुक्त चित्त वाले होते हुए बन्धसे रहित शपने शुद्ध प्रात्मस्वरूपको देखते है । 

भावार्थ --यहाँ शुद्धनयसे एकाग्र होनेका संदेश दिया गया है । सो साक्षात्‌ शुद्धतयका 
होना तो केवलज्ञान होनेपर होता है श्रौर श्रुतज्ञानके अंशरूप शुद्धनयके द्वारा शुद्धस्वरूपका 
श्रद्धान करना तथा ध्यान कर एकाग्र होना यह यहाँ सम्भव है। सो यह परोक्ष अनुभव है । 
एक देश शुद्ध होनेकी अपेक्षा व्यवहारसे यह प्रत्यक्ष कहा गया है । 

ग्रब कहते है कि जो इससे चिग जाते हैं वे कर्मोको बाँघते हैं--प्रच्युत्य इत्यादि । 
भ्रथं-- जो पुरुष शुद्धनयसे छूटकर फिर रागादिकके योगको प्राप्त होते हैं वे ज्ञानको छोड़कर 
जिस कमंबंधने पूव॑बद्ध द्रत्याखवोके द्वारा अनेक प्रक्रारके विकल्पोंका जाल कर रब्खा है ऐसे 
कर्मबन्धकों धारण करते है । भावा्थं-- ज्ञानी होनेके बाद भी शुद्धनयसे याने शुद्धताकी प्रतीति 
से चित्र जाय तो वह रागादिके सम्बन्धसे द्रव्यास्रवके प्रनुसार प्रनेक प्रकारके कर्मोंको बाँधता 
है । यहाँ मिथ्यात्व सम्बन्धी रागादिकसे बन्ध होनेकी प्रधानता की है और उपयोगकी भश्रपेक्षा 
को गोण रखा है । ज्ञानी प्रन्य ज्ञेयोंमें उपयुक्त होवे तो भी मिथ्यात्वके बिना जितना रागका 
ग्रंण है वह ज्ञानोके भ्रभिप्रायपृवंक नही है, इसलिए उस स्थितिमें हुआ्ना प्रल्पबन्ध संसारका 
कारणा नही है । चारिश्रमोहके रागसे कुछ बन्ध होता है वह श्ज्ञानके पक्षमें नहीं गिना, परंतु 


बन्ध भ्रवश्य है सो उसीके मेटनेको शुद्धनयसे न छूटनेका और शुद्धोपयोगमे लोन होनेका सम्य- 
श्ृष्टि ज्ञानीको उपदेश है। 


प्रसंगविवरण--श्रनंतरपूर्व गाथाचतुष्कमें बताय( गया था कि भावालवका अ्रभाव 


होनेसे द्रव्यप्रत्यय बन्धके हेतु (ग्रास्वके हेतु) नहीं होते । इसी श्रथंका समर्थेन इस गाथायुग्म 
में किया गया है । 


तथ्यप्रकाश-- १--भ्रविरत सम्यग्दृष्टिके श्रनं तानुबंधीकषायसम्बन्धी राग द्वेष मोह नहीं 








शे२२ संमयसार 


प्रच्युत्य शुद्धनयतः पुनरेव ये तु, रागादियोगमुपयांति विमुक्तबोधा: । ते कर्मंबन्धमिह विश्रति 
पूव॑बद्धद्रव्यास्नव: कृतविचित्रविकल्पजाल॑ ॥१२१॥ ॥॥१७७-१७८५॥ ह 
ण न-अव्यय । अत्यि संति-वर्तेमान लट्‌ अन्‍य पुरुष बहुवचन । सम्मविद्विस्स सम्यर्हप्टे-पष्ठी एक० । 

तम्हा तस्मातू-पचमी एक० । आसवभावेण आख्रवभावेन-तृतीया ए० । विणा बिना-अव्यय | हेदू हेतव:- 
प्रथमा बहु० । ण न-अव्यय । पच्चया प्रत्यया:-प्र« बहु० | होति भवति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष बहु०। 
हेदू हेतव:-प्रथमा बहु० । चदूवियप्पो चतुविकल्प:-प्रथमा एकबचन । अट्ठवियप्पस्स अष्टविकल्पस्य-षष्ठी 
एक०। कारणं-प्रथमा एक०। भणिदं भणित-प्रथमा एक० कृदन्त क्रिया | तेसि तेषां-षष्ठी बहु०।पि 
अपि-अव्यय । य च-अव्यय । रागादी रागादय.-प्रथमा बहु० । तेसि तेषा-षप्टी बहु०। अभावे-सप्तमी 


एक० । ण न-अव्यय । बज्क्ंति बध्यन्ते-व्तमान लट अन्य पुरुष बहुवचन भावकर्मप्रक्रिया क्रिया ॥१७७- 
श्छ८ा। डे 


हैं भ्रन्यथा सम्यग्द्शेन नहीं हो सकता था। २--देशसंयत सम्यर्टृष्टिके श्रनन्तानुबंधी अ्प्रत्या- 
ख्यानावरण सम्बन्धी रागद्रेषमोह नही है। ३--प्रमत्तविरत सम्यग्दृष्टिके प्रनंतानुबन्धी प्रप्रत्या- 
ख्यानावरण व प्रत्याख्यानावरण सम्बन्धी राग द्वेष मोह नही है । ४-अ्रप्रमत्तविरत सम्यग्हृष्टि 
के अनन्तानुबन्धी भ्रप्रत्यास्यानावरणा व प्रत्याख्यानावरण संबंधी तथा संज्वलनतीकब्रोदपजनित 
राग देष मोह नहीं है। ५--श्रेणिगत श्रपृवंकरण श्रनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें तत्तद्योग्य स्थुल 
संज्वलन रागादि नहीं है। ६-सूक्ष्मसाम्परायमे सूक्ष्मसज्वलन लोभ श्रादि कोई भी राग नहीं 
है । ७-द्रव्यप्रत्यय द्रव्याखवका निमित्त बने इसका निमित्त भावास्रव होता है। ८-ज्ञानीके 
गुरास्थानानुसार राग द्वेष मोह नहीं है झतः उसके द्रव्यप्रत्यय द्रव्याख़वके हेतु नही होते, भ्रतः 
जशानीके बन्ध नहीं कहा गया । &-ज्ञानीके संसारस्थिति वाला कमंबन्ध न होनेसे सरागदशामे 
हुए भ्रल्पबंधको यहाँ बन्ध नहीं कहा गया । 

सिद्धान्त-- १-ज्ञानीके सहजसिद्ध ज्ञानस्वभावकी भावना होनेसे अज्ञानमय भावास्रव 
नही होते । २-६द्रव्यप्रत्यय नवीनकमंबन्धके निमित्तभूत है। 

हृष्टि-- १-ज्ञाननय (१६४) । २-निमित्तदृष्टि (५३ अर) । 

प्रयोग-- सर्व विरुद्धतावोकों संकटोको दूर करनेके लिये सर्वंधिकारोकों परभाव जान- 
कर उनका लगाव छोड़कर अपने अ्रविकार चैतन्यस्वरूपके अभिमुख रहनेका प्रवर्तन करना 

)।१७७-१७८ ॥॥ 

प्रव इसी ग्र्थका समर्थन दृष्ंत पूर्वक करते है:--[यथा | जैसे [पुरुषेण | पुरुषके 
द्वारा [ गरहीतः ] ग्रहण किया गया [ग्राहारः] श्राहर [स उदराग्निसंयुक्त:] वह उदराग्निसे 
युक्त हुआ [श्रनेकविधं] भ्रनेक प्रकार [सांसवसारुधिरादीनू| मांस वसा रुधिर गब्रादि [भावान्‌ | 
भावों रूप [परिरखमति] परिणमता है [तथा तु ज्ञानिनः] उसी प्रकार ज्ञानीके [पुत्र बद्धा:] 


ध्रामलवाधिकार ३२३ 


जह पुरिसेशाहारों गहिओ परिणमडइ सो अगोेयविहं । 
मंसवसारुहिरादी भावे उयरग्गिसंजुत्तो ॥१७६॥ 
तह णाणिस्स दु पुब्व॑ जे बढ़ा पच्चया बहुवियप्यं। 
बज्कंते कम्म॑ ते णयपरिहीणा उ ते जीवा ॥१८०॥ (युगलम) 
ज्यों नर गृहीत मोजन, होकर जठराग्नियुक्त नानाबिध । 
मांस वसा रुधिरादिक, रसभावोंरकूप परिशमता ॥१७६॥ 


त्यौं ज्ञानीके पहिले, बद्ध हुए जो अनेकप्रत्यय हैं । 

विविध कर्म यदि बाँधे, जानो बे शुद्धनयच्युत हैं ॥१४०॥ 
यथा पुरुषेणाहारो ग्रहीतः परिणमति सो3नेकविध । मांसवसारुधिरादीन्‌ भावानु उदराग्निसं युक्त: ॥१७९॥ 
तथा ज्ञानिनस्तु पूर्व बद्धा ये प्रत्यया बहुविकल्प । बध्नति कर्म ते नयपरिहीनास्तु ते जीवा: ॥१८०॥॥ 


यदा तु शुद्धनयात्‌ परिहीणों भवति ज्ञानी तदा तस्थ रागादिसद्धावात्‌ पूर्वबद्धाः द्रव्य- 
प्रत्यया: स्वस्थ हेतुत्वहेतुस:्भावे हेतुम:्भावस्यातनिवार्यत्वात्‌ ज्ञानावरणादिभाव॑: पुद्गलक्मंबंधं 
परिशामयंति । न चैतदप्रसिद्ध पुरुषग्रहीताह।रस्योद राग्तिता रसरुधिरमांसादिभावेः १रिणाम- 
करशस्य दर्शनात्‌ । इदमेबात्र तात्पर्य हैयः शुद्धनयो न हि। नास्ति बंधस्तदत्यागात्‌ तत्त्यागादु- 
.... जामसंज्ञ -जह, पुरिस, आहार, गहिअ, त, अणेयविह, मसवसारुहिरादि, भाव, उयरग्गिस जुत्त, तह, 
णारणि, दु, पुव्व, ज, बद्ध, पच्चय, वहुवियप्प, कम्म, त, णयपरिहीण, उ, त, जीव । धातुसंश--ग्गह ग्रहणे, 
परि-णम अरपणे, जु मिश्रणे, बन्ध बन्धने । प्रातिपदिक--यथा, पुरुष, आहार, गृहीत, तत्‌, अनेकविध, मांस, 
वसारुधिरादि, भाव, उदराग्निसंयुक्त, तथा, ज्ञानिनु, तु, पूर्व, यत्‌, बद्ध, प्रत्यय, बहुविकल्प, कर्मेनू, ततु- 
पूर्व बघे [ये] जो [प्रत्ययाः | द्रव्यप्रत्यय [ते] वे [बहुविकत्पं] बहुत भेदों वाले [कर्म] कर्म 
को [बध्नंति] बांधते हैं। [ते] वे [जीवाः] जीव [तु नयपरिहीना: | शुद्धनयसे रहित है । 
तात्पर्य --पुरुषगरहीत आहारके नाना परिणसनक्तो तरह पूव्॑बद्ध द्रव्यप्रत्ययसे ग्रहोत 
कमंके प्रकृति प्रदेश आ्रादि नाना बंधरूप परिणमन हो जाते हैं । 
टीकार्थ--जिस समय ज्ञानो शुद्धनयसे छूट जाता है उस समय उसके रागादि भावोंके 
सद्भावसे पूर्व बंधे हुए द्रव्यप्रत्यय अपने हेतुत्वके हेतुका सद्भाव होनेसे कार्यमावका होना प्रनि- 
बाय होनेके कारण ज्ञानावरणादि भावोसे पुद्गलकमेकों बंधरूप परिणमाते हैं। और यह 
बात श्रप्रसिद्ध नही है । पुरुष द्वारा ग्रहण क्रिया गया श्राह्दार भी उदराग्निसि रस, रुधिर, 
मांस झ्ादि भावोंसे परिगमन करना देखनेमे झ्राता है। भावा्थ--ज्ञानी भी जब शुद्धनयसे 
छूटता तब रागादिरूप होता हुआ्ला कर्मोंको बांधता है | क्योंकि रागादिभाव द्रव्यात्रवके निभित्त 
के निभित्त होते हैं तब वे द्रव्यप्रत्यय प्रवश्य कमंबन्धके कारणभूत होते हैं । 





३२४ समयसार 


बंध एव हि ॥१९२॥ घीरोदारमहिम्न्यनादिनिधने बोधे निबध्नन्‌ धृ्ति, त्याज्यः शुद्धनयो न 
जातु कृतिभि: स्वंकषः कर्मणां । तत्रस्था: स्वमरीचिचक्रमचिरात्संहत्य नियंद्बहिः, पूर्ण ज्ञान- 








नयपरिहीन, तु, तत्‌ जीव । घमूलधातु--ग्रह उपादाने क्र्यादि, परि-णम प्रह्नत्वे, बन्ध बन्धने । पवविवरण- 
जह यथा-अव्यय । पुरिसेण युरुषण-तृतीया एक० । आहारो आहार:-प्रथमा एक० | गहिओ गूहीतः-प्र० 
एक० । परिणमदि परिणमति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एक०। सो स-प्र० एक० । अणेयविहूं अनेकविधं- 
क्रियाविशेषण अव्ययरूपे, मंसवसारुहिरादी मासवसारुधिरादीन-द्वि० बहु०। भावे भावान्‌-द्वि० बहु० । 
उयररस्गिसंजुत्तो उदराग्निसंयुक्त-प्र ० ए० | तह तथा-अव्यय । णाणिस्स ज्ञानिन -षष्ठी एक० । दु तु-अ० । 
पुव्व॑ पूर्व-क्रियाविशेषण अव्ययरूपे, जे ये-प्र० बहु० । बद्धा बद्धा:-प्रथमा बहु० । पच्चया प्रत्यया:-प्रथमा 


यम >> लक अमल) अर ज> अल कह कील 3 बाज जम. 33 आज मम  अ 3 हक 3. 330 अमन जा जिम जी किक अमन पक 


यहाँ इसी श्रर्थंका तात्पर्य कहते है--इृद इत्यादि । श्र्थं“--यहाँ पहले कथनका यही 
तात्पयं है कि शुद्धनय त्यागने योग्य नही है, क्योकि उस शुद्धनयका त्याग व होनेसे तो कम 
का बन्ध नहीं होता ओर उसके त्यागसे कर्मका बन्ध होता हो है। फिर उस शुद्ध नयके हो 
ग्रहणको हृढ़ करते हुए काव्य कहते है--धीरो इत्यादि । अर्थ--चलाचलपनेसे रहित, सब 
पदार्थों विस्तार युक्त, महिमावान, प्रनादिनिधन, कर्मोकों मूलसे नाश करने वाला शुद्ध नय 
धर्मात्मा पुरुषोंके द्वारा कभी छोड़ने योग्य नही है, क्योंकि शुद्ध नयमें स्थित पुरुष बाहर निक- 
लते हुए अपने ज्ञानकी व्यक्तिविशेषोको तत्काल समेटकर सम्पूर्ण ज्ञानघनका समूह स्वरूप, 
निश्चल शांतहूप, ज्ञानमय प्रतापके पुश्ञको भ्रवलोकते प्रर्थात्‌ श्रनुभवते है । 

भावाथ--शुद्धनय समस्त ज्ञानके विशेषोंकों गौशकर तथा समस्त परनिमित्तसे हुए 
भावोंको गोरा कर बिन्मात्र भ्रन्तस्तत््वको शुद्ध निःय अभेद एक स्वरूप ग्रहण करता है । सो 
ऐसे सहज शुद्ध चिन्मान्र श्रपने आत्माको जो अनुभव कर एकाग्र स्थित है वे ही समस्त कर्मों 
के समूहसे विविक्त श्रविकार ज्ञानमूर्ति स्वरूप अपने आत्माको देखते हैं । प्राध्यात्मिक शुद्धनय 
में अन्तमु हुतं ठहरनेसे शुक्लध्यानकी प्रवृत्ति होकर केवलज्ञान उत्पन्न होता है। सो इसको 
ग्रवलंबन कर जब तक केवलज्ञान न उत्पन्न हो तब तक फिर इससे छूटना नही, ऐसा प्राचार्य 
देवका उपदेश है। अब प्राल्वका अ्रविकार पूर्ण हो रहा है। यहाँ रंगभूमिमें भ्रास्रवका स्वांग 
बना था उसको ज्ञानने यथार्थ जान स्वांगको हटवा दिया श्रौर आप सहज विशुद्ध प्रगट हुआ 
इस प्रकार ज्ञनकी महिमा काव्य द्वारा कहते है--रागादिनां इत्यादि । श्रथं---राग।दिक 
प्रासवोंके कट संत: दूर होनेसे नित्य उद्योत रूप क्रिसी परम बस्तुकों पअ्ंतरंगमें श्रवलोकन 
करने वाले पुरुषका भ्रच॒ल, भ्रतुल यह ज्ञान प्रति विस्ताररूप फैलता हुआ्ना श्रपने निज रसके 
प्रवाहसे सब्र लोक पर्य॑त श्रन्य भावोकों अतर्मंग्न करता हुआ उदय रूप प्रगट हुप्रा । 

भावार्थ-- शुद्धनयके श्रवलंबनसे जो पुरुष अंतरंगमें च॑तन्यमात्र भ्रन्तस्ततत्वको एकाग्र 





शभ्रात्ेवाधिकार ३२५ 


धनोघमेकमचलं पश्यंति शांत महः ॥१२३॥ रागादीनां भंगिति विग्मात्‌ सर्वतोप्याखवारां, 
नित्योद्योतं किमपि परम वस्तु संपश्यतोंइतः । स्फारस्फारैः स्वरसविसर: प्लावयत्सवेभावा-नालो- 
कांतादचलमतुलं ज्ञानमुन्मग्नमेतत्‌ ॥१२४।॥। इति ग्राख्रवों निष्क्रांत: ॥॥ १७६-१८० ।| 

इति श्रीसदम्ृतचंद्रसुरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातो 

आखवप्ररूपक: चतुर्थोडड्धू: ॥४॥। 

बहु० । बहुवियप्प बहुविकल्पं-द्वितीया एकवचन करमंविद्येषण | बज्मते बध्नन्ति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष 
बहु० क्रिया | कम्मं कमे-द्वितीया एकबचन कर्मेकारक । ते-प्रथमा बहु० । णयपरिहीणा नयपरिहीना:-प्र० 
बहु० । उ तु-अव्यय । ते-प्रथमा बहु० । जीवा जीवा-प्रथमा बहुबचन ॥| १७९-१५० || 








ग्रनुभवते है उनके सब रागादिक आराख़व भाव दूर हो जाते है तब सब पदार्थोंकी जानने वाला 
केवलज्ञान प्रगट होता है । इस प्रकार प्राखवका स्वाग रंगभूमिमे बना था उसका नज्ञानने 
यथार्थस्वरूप जान लिया तब वह निकल गया । 

प्रसेगविवररप--अनंतरपुर्वे गाथायुग्ममे कहा था कि भावासत्रवके बिना द्रव्यप्रत्यय कमें- 
बन्धके हेतु नही है, हाँ जब शुद्धनयसे च्युत हो श्रात्मा रागादियोगको प्राप्त होता है तब वह 
कमंबंधका बोक करने लगता है । इसी प्रथेका समर्थन इस गाथायुग्मम्े उदाहरणपूर्वक किया है । 

तथ्यप्रकाश--- १-अरखण्ड सहजसिद्ध अन्तस्तत््वका नयपक्षपातरहित होकर निरखना 
शुद्धभय कहलाता है। २-जब श्रात्पा शुद्धनयमे उपयुक्त है तब उसे अबन्धक कहा है । 
३-जब ज्ञानी शुद्धनयसे रहित हो जाता है तब वहाँ रागादिकके होनेसे उदित द्रव्यप्रत्ययके 
निमित्तसे कार्माणवर्गंगा ज्ञानावरणादि कमें रूपसे परिणमने लगते हैं। रे-जैसे पुरुषयूहीत 
ध्राहार जठराग्नि द्वारा रसादिरूपसे परिणम जाता है वसे हो शुद्धनय-परिहीन जीवके योग 
द्वारा गरहीत कार्माणवर्गणा स्कन्‍्ध रागादिभावके द्वारा ज्ञानावरणादिरूपसे परिणम जाते हैं । 

सिद्धान्त-- १- शुद्धनयपरिहोन जीवके रागादिभावका निमित्त पाकर द्रव्पप्रत्यय 
नवीन कमंबन्धके निमित्त हो जाते है । २-शुद्धनयमे उपयुक्त प्ात्माके रागादिरूप भावास्रवके 
झ्रभावसे बन्ध नही होनेके कारण सहज ग्ाानन्द अभ्युदित होता । 

हृष्टि-- (-उपाधिसापेक्ष अशुद्ध द्रव्याथिकनय, निमित्तदृष्टि (५३, ५३अ) । २-प्रनी- 
श्वरनय (१०६) | 

प्रयोग---रागादिभाव विकारको सकलसंकटहेतु बन्धहेतु जानकर उस परभावसे उपेक्षा 
करके भ्रविकार ज्ञानस्वरूपमे उपयुक्त होनेका। पौरुष करना ॥१७&६-१५८०॥ 

इस प्रकार श्री श्रमृतचंदनी सूरि द्वारा विरचित समयसारव्याख्या भ्रात्मख्यातिमें 
आास्रवका प्ररूपण करने वाला चतुर्थ अडू पूर्ण हुम्रा । 


३२६ समयसार 


अथ संनर्राधिकारः 


श्रथ प्रविशति संवरः । शझ्रासंसारविरोधिसव रजयैकांतावलिप्तास्रवन्यक्कारात्प्रतिलब्ध - 
नित्यबिजयं संपादयत्संबरं । व्यावृत्तं पररूपतो नियमितं सम्यक्‌ स्वरूपे स्फुरज्ज्योतिश्चिन्मयमु- 
ज्ज्वलं निजरसप्राग्भारमुज्जम्भते ॥१२५॥ 


नाससंज्--उवओग, कोहादि, ण, को, वि, उवओग, कोह, च, एव, हि, उबओग, ण, खलु, कोह, 
अट्ठवियप्प, कम्म, णोकम्म, च, अवि, ण, उवओग, य, कम्म, णोकम्म, च, अवि, णो, एय, तु, अविवरीद, 














ग्रव रंगभूमिमें संवर प्रवेश करता है। प्रथम ही टोकाकार मंगलके लिये चिन्मय 
ज्योतिका प्रनुमोदन करते है--आसंसार इत्यादि | श्रर्थ--अ्रनादि संसारसे लेकर श्रपने 
विरोधी संवरको जीतकर एकांतपनेसे मदको प्राप्त हुए आख़वके तिरस्कारसे जिसने नित्य ही 
जीत पाई है ऐसे संवरको उत्पन्न कराती हुई, परद्रव्य ओर परद्रव्यके निरमित्तसे हुए भावोसे 
भिन्‍न, श्रपने यथार्थ स्वरूपमें नियमित, उज्ज्वल, देदीप्यमान, निजरसके ही प्राग्भारसे युक्त 
चिन्मय ज्योति प्रकट हो फैलतो है। भावार्थ -अनादिकालसे संवर शभ्राखवका विरोधी है, 
उस संबरको अख़वने जीत लिया था इसलिये मदसे उन्मत्त होकर सारे विश्वपर नृत्य कर 
रहा था । प्रब भेदज्ञानके बलसे इस ज्ञानज्योतिने आख्रवका तिरस्कार कर संवरको प्राप्त कर 
रहो पाई । भ्रब सब पररूपोसे भिन्न अपने स्वरूपमे निश्चल होकर यह ज्योति निर्बाघ फैल 
रही है । 

वहाँ संवरके प्रवेशके प्रारंभमें ही समस्त कर्मोके संवरणके परम उपायरूप भेदविज्ञान 
की अभिवन्दना करते हैंः--[उपयोगे| उपयोगमें [उपयोगः] उपयोग है [ क्रोधादिषु | क्रोध 
श्रादिकोंमें [कोइईपि उपयोगः] कोई भी उपयोग [नास्ति] नही है [च] श्रौर [हि] निश्चयसे 
[क्रोधे एवं] क्रोधमें ही [क्रोधः] क्रोध है [उपयोगे| उपयोगमें [खलु] निश्चयत: [फ्रोधः 
नास्ति] क्रोध नहीं है, [श्रष्टविकल्पे कर्मरिं।| आठ प्रकारके ज्ञानावरण आदि करमोमें [चर] 
तथा [नोकमंरिं अपि ] शरीर शभ्रादि नोकममि भी [ उपयोग: नास्ति | उपयोग नही है [च] 
झ्रौर [ उपयोगे | उपयोगमें [कर्म त्र नोकर्म अपि] कर्म ओर नोकमं भी [नो श्रस्ति] नही है 
[एतत्त ] ऐसा |[प्रविपरोतं | सत्याथे [ज्ञान | ज्ञान [जोबस्थ] जीवके [यदा] जिस कालमें 
[भबति]] हो जाता है [तदा] उस कालमें [उपयोगशुद्धात्मा] केवल उपयोग स्वरूप 


संवराधिकार ३२७ 
तत्रादाबेव सकलकर्मसंबररास्य परमोपायं भेदविज्ञानमभिनंदति-- 
उवथ्योगे उवग्मोगो कोहादिस श॒त्यि कोवि उबश्योगों। 
कोहे कोहो चेव हि उदग्योगे शत्यि खलु कोहो ॥१८१॥ 
अट्टवियप्पे कम्मे णोकम्मे चावि शात्यि उवथ्योगों। 
उवग्योगह्मि य कम्मं णोकम्मं चावि शो यत्यि ॥१८२॥ 
एयं तु अविवरीदं णाणं जइया उ होदि जीवस्स । 
तइया ण किंचि कुब्वदि भावं उवग्योगसुद्धप्पा ॥१८२॥ (ज़िकलम) 
उपयोगमें उपयोग, क्रोधादिमें उपयोग नहिं कोई । 
ऋक्रोधादिमें क्रोधादि,, उपयोगमें क्रोधादि नहीं ॥१८१॥ 
कर्म नोकमंमें नह, होता उपयोग शुद्ध परमात्मा । 
उपयोगसें न होते, कम व नोकर्स भी कोई ॥१८२॥ 
यह यथार्थ सत्प्रणा, होती जब इस सुभव्य श्रात्माके ३ 


तब परभाव न करता, केवल उपयोग शुद्धात्मा ॥१८३॥ 


उपयोगे उपयोग क्रोधादिषु नास्ति कोप्युपयोग । क्रोषे क्रोधश्चैव हि उपयोगे नास्ति खलु क्रोध: ॥१८१॥ 
अष्टविकल्पे कर्मणि नोकर्मणि चापि नास्त्युपयोग:। उपयोगे चर कर्म नोकर्म चापि नो अस्ति ॥१८२॥ 
एतत्वबिपरीत ज्ञानं यदा तु भवति जीवस्थ । तदा न किचित्करोति भावमुपोगशुद्धात्मा ॥ १८३॥ 


न खल्वेकस्य द्वितीयमस्ति द्वयोभिन्नप्रदेशत्वेनेकसत्तानुपपत्तेस्तदसत्वे ब तेन सहाधारा- 
घेयसंबंधो5पि नास्त्येव, तत: स्वरूपप्रतिप्ठितत्वलक्षण एवाधाराधेयसंबंधोड्वतिष्ठते । तेन ज्ञानं 
'णाण, जइया, उ, जीव, तइया, ण, किचि, भाव, उवओग, सुद्धप्पा। धातुसंज्ञ--अस सत्तायां, हो सत्तायां, 
कुब्ब करण, सुज्भ नैमल्ये | प्रातिपदिक- उपयोग, क्रोधादि, न, किम, अपि, उपयोग, क्रोध, च, एव, हि, 
शुद्धात्मा [किचित्‌ मावं ] उपयोगके सिवाय भ्रन्य कुछ भी भाव [न करोति| नहीं करता । 
तात्पयं-- चैतन्यमात्र आत्मामे चेतना ही पाया जाता, क्रोधनादिक नहीं ऐसा जानने 
वाला ज्ञानी चेतनेके सिवाय वस्तुतः अन्य कुछ नही करता । 
टीकार्थ--बास्तवमें एक द्रव्यका दूसरा द्रव्य कुछ भी नही है, क्योंकि दोनोंका भिन्‍न 
भिन्‍न प्रदेश होनेसे एक सत््व नही बनता और सत्वके एक न होनेसे उसके साथ आधाराधेय 
सम्बन्ध भी नही है । इस कारण द्र॒व्यका अपने स्वरूपमे ही प्रतिप्ठारूप भ्राधाराधेयः सम्बन्ध 
ठहरता है, इसलिए ज्ञान जाननक्रियारूप अपने स्वरूपमे प्रतिष्ठित है, क्योंकि जाननपना याने 
जाननक्रिया ज्ञानसे अ्भिन्‍न स्वरूप होनेके कारण ज्ञानमे ही है और क्रोधादिक है वे क्रोध 














शैर५ समेयसार 


जानत्तायां स्वरूपे प्रतिष्ठित । जानत्ताया ज्ञानादपृथस्भुतत्वात्‌ ज्ञाने एव स्थात्‌ । क्रोधादोनि 
क्रध्यत्तादौ स्वरूपे प्रतिष्ठितानि, क््यत्तादे: क्रोधादिभ्योध्पूथस्भुतत्वात्क्रीधादिष्वेव स्युः, न पुनः 
क्रोधादिषु कर्मरि नोकमंरि वा ज्ञानमस्ति, न च ज्ञाने क्रोधादयः कर्म नोकम वा संति परस्प- 
रमत्यंतं स्वरूपवंपरीत्येन प्रमार्थाधाराधेयसंबंधशून्यत्वातू । न॒ चर यथा ज्ञानस्य जानत्तास्वरूप॑ 
तथा क्रध्यत्तादिरपि, क्रोधादीनां च यथा क्रुध्यत्तादिस्वरूपं तथा जानत्तापि कथंचनापि ब्यव- 
स्थापयितुं शक्येत, जानत्ताया: क्रध्यत्तादेश्व स्वभावभेदेनो:्भधासमानत्वात्‌ स्वभावभेदाच्च वस्तुभेद 
एवेति नास्ति ज्ञानाज्ञानयो राधाराघेयत्वं । कि च यदा किलेकमेवाकाशं स्वबुद्धिमविरोप्याधारा- 





उपयोग, न, खलु, क्रोध, अष्टविकल्प, कर्मन्‌, नोकर्मत्‌, क्ृ, अपि, न, उपयोग, च, करम्मन्‌, नोकर्मनू, च, अपि, 
नो, एव, तु, अविपरीत, ज्ञान, बदा, तु, जीव, तदा, न, किचितु, भाव, उपयोग, शुद्धात्मत्‌ । मुलधातु-- 
उप-य्ुजिर योगे, अस भ्रुवि, भू सत्तायां, क्र ध-क्रोपे दिवादि, डुकृत्न्‌ करणे, शुध शौचे दिवादि । पदविव- 
रण - उवआओगे उपयोगे-सप्तमी एकवचन । उवबओगो उपयोग -प्रथमा एकवचन | कोहादिसु क्रोधादिषु- 
सप्तमी एक० । ण न-अव्यय । अत्थि अस्ति-वतंमान लद॒ अन्य पुरुष एक० । को क'-प्र० ए० | वि अपि- 


ग्रांदि क्रियारूप श्रपने स्वरूपमें प्रतिष्ठित है, क्योकि क्रोधनादिरूप क्रिया क्रोधादिकसे अभिन्‍न- 
प्रदेशी होनेके कारण क्रोधनादि रूप क्रिया क्रोधादिमे ही है तथा क्रोधादिकमें श्रथवा कर्म 
नोकमंमें ज्ञान नहीं है श्नोर ज्ञानमें क्रोधादिक प्रथवा कम नोकम नही है, क्योंकि ज्ञानका तथा 
क्रोधादिक श्रौर कर्म नोकमेका प्रापसमें स्वरूपका श्रत्यन्त बिपरीतपना है उनका स्वरूप एक 
नही है । इसलिए परमार्थरूप श्राधाराधेय सम्बन्धका शूुन्यपना है। तथा ज्ञानका जैसे जानन- 
क्रियारू्प जानपना स्वरूप है वैसे ही क्रोधनादि रूप क्रियापना स्वरूप बन जाय व क्रोधादिक 
का क्रोघत्व प्रादिक क्रियापना जैसे स्वरूप है उस तरह जानन क्रिया स्वरूप बन जाय यह 
किसी तरहसे भी स्थापन नही किया जा सकता है। क्योकि जाननक्रिया और क्रोधनादि 
क्रिया स्वभाबभेदसे भिन्न-भिन्न ही प्रकट प्रतिभासमान है, श्रोर स्वभावके भेदसे ही वस्तुका 
भेद है यह नियम है। इस कारण ज्ञानका और श्रज्ञानस्वरूप क्रोधादिकका श्राधाराधेय भाव 
नही है । और बया ? देखिये जैसे एक ही भ्राकाशद्रव्यको श्रपनी बुद्धिमे स्थापित करके जब 
आधाराधेयभाब निरखा जाता है तब आकाशके सिवाय भ्रन्य द्रव्योंका अधिकरणरूप आ्रारोपका 
निरोध होनेसे बुद्धिको भिसत झ्राधारकी अपेक्षा नहीं रहती । श्रौर भिन्‍न आधारकी श्रपेक्षा न 
रहनेपर एक ही प्राकाशकों एक आ्राकाशमे ही प्रतिष्ठित निरखने बालेकों श्राकाशका ग्राधार 
अन्य द्रव्य नहीं प्रतिभात होता है । इसो तरह जब एक ही ज्ञानकों अपनी बुद्धिमें स्थापित 
कर आधाराधेय भाव निरखा जाता है तब शेष श्रन्य द्रव्योंका अधिरोप करनेके निरोधसे ही 
बुद्धिको भिरन झ्ाधारकी भ्रपेक्षा नही रहतो । भिन्‍न आधारकी श्रपेक्षा बुद्धिमें न रहनेपर एक 





संवराधिकार ३२६ 


घेयभावों विभाव्यते तदा शेषद्रव्यांतराधिरोपनिरोधादेव बुद्धेने भिन्‍नाधिकरणापेक्षा प्रभवति । 
तदप्रभवे चैकमाक्ाशभेवैकस्मिन्नाकाश एवं प्रतिष्ठितं विभावयतों न पराधाराधेयत्ब प्रतिभाति । 
एवं यदैकमेव ज्ञानं स्वबुद्धिमविरोप्याधाराधेयभावों विभाग्यते तदा शेषद्रव्यान्तराधिरोपनिरोधा- 
देव बुद्धेने भिन्‍्नाधिकरणापेक्षा प्रभवति । तदप्रभवे चैक ज्ञानमेवेकस्मिन्‌ ज्ञान एव प्रतिष्ठित॑ 
विभावयतो न पराघाराधेयत्वं प्रतिभाति । ततो ज्ञानमेव ज्ञाने एव, कोधादय एवं क्रोधादिष्वेवेति 


अव्यय । उवओगो उपयोग'-प्रथमा एक० । कोहे क्रोघे-सप्तमी एक० | कोहो क्रोध -प्रथमा एक ० | च- 
अव्यय ' एव-अव्यय । हि-अव्यय । उवओगे उपयोगे-सप्तमी एक० | णत्थि, खलु-अव्यय । कोहो क्रोध - 
प्र० ए० । अट्टववियप्पे अष्टविकल्पे-सस० एक०। कम्मे कर्मणि-सप्तमी एक० | णोकम्मे नोकमंणि-सप्तमी 
एक० | च, अपि, ण, अत्थि अस्ति-वतंमान लटू अन्य पुरुष एकवचन । उवओगों उपयोग:-प्र ० ए० । उब- 
ओगम्हि उपयोगे-सप्तमी एक० । च, कम्म कर्म-प्र० एक० । च अवि अपि णो नो-अव्यय । अत्थि, एय॑ 





ज्ञान हो ज्ञानमें प्रतिष्ठित निरखने वालेको अन्यका अन्यमें आधाराधेय भाव प्रतिभासित नहों 
होता | इसलिए ज्ञान हो ज्ञानमे ही है श्रौर क्रोधादिक हो क्रीघादिकमे ही है। इस प्रकार 
ज्ञानका और क्रोधादिक व कर्म नोकमंका भेदज्ञान अच्छी तरह सिद्ध हुम्ना । 

भावाथं-- उपयोग तो चेतनका परिणमन होनेसे ज्ञानस्वरूप है और क्रोधादिक भाव- 
कम, ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म, शरोरादि नोकम ये सब पुद्गलद्रव्यके ही परिणाम होनेसे जड़ 
है, इनमें और ज्ञानमें प्रदेशभेद होनेसे अ्रत्यन्त भेद है । इसी कारण उपयोगमे तो क्रोधादिक, 
कमे, नोकर्म नही है भ्रोर क्रोधादिक कर्म, नोकमंमें उपयोग नही है | सो इनमें परमार्थस्वरूप 
ग्राधाराघेय भाव नही हो सकता है। अपना अपना आधाराधेथ भाव अपने प्रपनेमें है। इस 
भेदको जानना ही भेदविज्ञान है यह ग्रच्छी तरह सिद्ध हुआ । 


अ्रब इसी अर्थंको कलशमें कहते है--चंद्र प्यं इत्यादि । अर्थ--चैतन्यहूपको धारण 
करता हुआ ज्ञान श्लोर जडरूपको धारण करता हुआ राग इन दोनोका जो अज्ञानदशामें एकत्व 
दिखता था उसको अम्तरंगमे अनुभवके अभ्यासरूप बलसे श्रच्छी तरह विदारणके द्वारा सब 
प्रकार विभाग करके यह निर्मल भेदज्ञान उदयको प्राप्त होता है इस कारणा हे सत्पुरुषो ! तुम 
इस भेदज्ञानकों प्राप्त करके दूसरेसे याने रागादिभावोसे रहित होते हुए एक शुद्ध ज्ञानघनके 
समूहका प्राश्नय कर उसमे लीन होकर मुदित होम्ो । 

भावाथं-- ज्ञान तो चेतनास्वरूप है श्लौर रागादिकपुदृगलके विकार होनेसे जड़ हैं सो 
दोनों अ्ज्ञानस एकरूप विदित होते है। सो जब भेदविज्ञान प्रकट हो जाता है तब ज्ञानका 
झौर रागादिकका भिन्‍नपना प्रकट होता है तब यह ज्ञानी ऐसा जानता है कि ज्ञानका स्वभाव 


३३० समयसार 


साधु सिद्ध भेदविज्ञानं । चैद्रप्य जडरूपतां च दधतोः कृत्वा विभागं द्वयोर॑ंतर्दास्णदारणेन परितो 
ज्ञानस्य रागस्य च । भेदज्ञानमुदेति निर्मलमिदं मोदध्वमध्यासिता: शुद्धज्ञानघनोधमेकमधुना 
संतो द्वितीयच्युता: ॥१२६॥ एवमिदं भेदविज्ञानं यदा ज्ञानस्य वेपरीत्यकणिकामप्यनासादयदवि- 
चलितमवतिष्ठते तदा शुद्धोपयोगमयात्मत्वेन ज्ञानं ज्ञाममेव केवल सन्‍न किचनापि रागद्ठषमोह 


एततू-प्र० एक० । तु, अविवरीद अविपरीत-प्र ० एक०। जहया, यदा-अव्यय । दु तु-अव्यय । होदिं 
भवति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन क्रिया । जीवस्स जीवस्य-पष्ठी एक० | तइया तदा-अब्यय | ण 


तो जाननेमान्न ही है भ्रौर ज्ञान में जो रागादिककी कलुषता व झ्ाकुलतारूप संकल्प विक 
प्रतिभासित होते है ये सब पुदृगलके विकार है, जड है। यह भेदविज्ञान सब विभाव भावोके 
मेटनेका कारण होता है और श्रात्मामें परमसंवरभावको प्राप्त करता है । इसलिये सत्पुरुषोसे 
बहते है कि भेदविज्ञान पाकर रागादिकोंसे रहित होकर शुद्ध ज्ञानघन शआ्ात्माका आ्राश्नय लेकर 
शाश्वत सहज आननन्‍्दको प्राप्त होग्रो । 

ऐसा यह भेदविज्ञान, जिस समय ज्ञानकी रागादिविकाररूप विपरीतपनेकी कशिका 
को नहीं प्राप्त करता हुआ्ना भ्रविचलित ठहरता है, उस समय वह ज्ञान शुद्धोपयोगमयात्मकता 
से ज्ञान रूप ही केवल हुप्ना किचिन्मात्र भी राग द्वेष मोह भावकों नही रचता। उस भेद- 
विज्ञानसे शुद्धात्माकी प्राप्ति होतो है झोर शुद्धात्माकी प्राप्तिसे राग-द्वेष-मोहस्वरूप श्राख्रवभावों 
का अभावस्वरूप संवर होता है । 

प्रसंगविवरण--शअनन्तरपूर्व गराखरवाधिकार पूर्ण होकर आ्राखव निष्करान्त हो गया 
था। प्रब क्रमप्राप्त सवरतत्त्वका प्रवेश हुआ है, सो इसमें सर्वप्रथम समस्तकमंके संवरण 
(आखवनिरोध) का परमोपायरूप भेदविज्ञान दर्शाया है । 

तथ्यप्रकाश-- १-एक द्रव्यका दूसरा द्रव्य कुछ भी नही लगता, क्योकि प्रत्येकके 
प्रदेश समस्त भ्रन्यसे श्रत्यन्त भिन्‍न है। २-उपयोगमें याने उपयोगस्वरूप ग्रात्मद्रव्यमे क्रोधादि 
कर्म नही है, क्रोधादिकमोमें उपयोग नहीं है। ३-गरुणमुख्यतासे कथन करनेपर ज्ञानमें क्रोध 
नही है, क्रोधमें ज्ञान नही है। ४-ज्ञानमें ज्ञान हो है अथवा श्रात्मामे श्रात्मा ही है। 
५-क्रोधमे क्रोध हो है भ्रथवा कममें कर्म ही है । 

सिद्धान्त-- १-जीव श्रपने स्वरूपमें तन्‍्मय है, पुदंगल अपने स्वरूपमें तन्‍्मय है । 
२-आ्रात्मद्रव्यमें कम, नोकम॑, विभाव कुछ भी नहीं है । 

हृष्टि-- १-स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्याथिकन व (२८) । २-परद्रव्यादिग्राहुक द्रव्याथिकनय 


(२६) । 


संवराधिकार ३३१ 


रूप॑। भावमारचयति । ततो भेदविज्ञानाच्छुद्वात्मोपलंभ:ः प्रभवति । शुद्धात्मोपलंभात॒ रागद्वेष- 
मोहाभावलक्षण: संवरः प्रभवति ॥१८१-१८३॥ 

_ त-अव्यय । किचि किचितू-अव्यय अन्त. कि-प्र० ए० । कुर्व्वादि करोति-वतंमान लटू अन्य पुरुष एक० 
क्रिया । भाव-द्वितीया एक० । उवओगसुद्धप्पा उपयोगशुद्धात्मा-प्रथमा एकबचन कर्ताकारक ॥१८१०१८३॥। 


ग्रेग--ज्ञानस्वरूप ग्रात्मामें ज्ञानस्वरूपको ही निरखकर ग्रास्वनिरोधके वाताबरणा 

में अपनेको निराकुल गझ्नुभवना ॥१८१-१८३॥ 

अरब प्रश्न होता है कि भेदविज्ञानसे ही कंसे शुद्धात्माकी प्राप्ति होती है ? इसका उत्तर 
गाथामें कहते है-- [यथा] जैसे [कनकं] सुवर्ण [श्रम्नितप्तं अपि] अग्निसे तप्त हुआ भी 
[_ति] अपने [कनकभादं] सुबर्शापनेकी [न परित्यजति] नहीं छोडता [तथा] उसी तरह 
[ज्ञानी] ज्ञानी [कर्मोदयतप्तस्तु | कर्मोके उदयसे तप्त हुग्ना भी [ज्ञानित्वं | ज्ञानीपनेके स्वभाव 
को [न जहाति | नही छोडता [एवं | इस तरह | ज्ञानी] ज्ञानी [जानाति| जानता है । और 
| श्रज्ञानी | भ्ज्ञानी [ भ्रज्ञानतमो5वच्छन्न: ] अज्ञानरूप अंधकारसे व्याप्त होता हुप्रा [श्रात्मस्व- 
भाव | आत्माके स्वभावकों [श्रजानन्‌] नहीं जानता हुश्ना [रागमेव] रागको ही [प्रात्मानं ] 
श्रात्मा [ मनुते] मानता है । 

तात्पर्यं--परभादसे भिन्न अन्तस्तत््वका दर्शी ग्रात्मा कर्मविपाकसे संतप्त होनेपषर भी 
ज्ञातापनकों नहीं छोडता । 

टीकार्थ--जिसके यथोदित भेदविज्ञान है, वही उस भेदज्ञानके सद्भावसे ज्ञानी होता 
हुश्मा ऐसा जानता है। जैसे प्रचंड भ्रग्निसि तपाया हुम्ना भी सुबरों अ्रपने सुबरशोपनेको नहीं 
छोड़ता उसी तरह तीब् कमके उदयसे घिरा हुआ्ना भी ज्ञानों अ्रपने ज्ञानपनेको नही छोडता, 
क्योंकि जो जिसका स्वभाव है वह हजारो कारण मिलनेपर भी अपने स्वभावको छोड़नेके 
लिये असमर्थ है । क्योकि उसके छोडनेपर उस स्वभावमात्र वस्तुका ही अभाव हो जायगा, 
परन्तु वस्तुका ग्रभाव होता नही, क्योंकि सत्ताका नाश होना श्रसंभव है । ऐसा जानता हुआा 
ज्ञानी कममोसे व्याप्त हुआ भी रागरूप, द्वेंषहप और मोहरूप नहीं होता । किन्तु वह तो एक 
शुद्ध आत्माकों ही प्राप्त करता है। परंतु जिसके यथोदित भेदविज्ञान नही है, वह उस भेद- 
विज्ञानके प्रभावसे अज्ञानी हुप्ना अज्ञानरूप अधकारसे ग्राच्छादित होनेके कारण चैतन्यचमत्कार 
मात्र ग्रात्माके स्वभावकों नही जानता हुआ रागस्वरूप हो आात्माकों मानता हुआ्ना रागी होता 


है, देषी होता है, मोही होता है, परंतु शुद्ध आत्माको कभी नहीं पाता । इससे सिद्ध हुश्ला कि 
भेदविज्ञानसे हो शुद्ध श्रात्माकी प्राप्ति है । 


३३२ समृयसार 


कं भेदविज्ञानादेव शुद्धात्मोपलंम ? इति चेतृ-- 
जह कशणयमरिगतवियं पि कशयहावं ण्‌ त॑ परिच्चयह । 
तह कम्मोदयतविदों णु जहदि णाणी उ णाणित्त ॥१८०॥ 
एवं जाणइ णाणी अण्णाणी मुणदि रायमेवादं । 
अप्णाणतमोच्छण्णशो आदसहाव॑ अयाणंतो ॥१७५॥ 
ज्यों अग्नितप्त काशन,, कांचन परिणामको नहीं तजता । 
त्यों कर्मोदयपोडित, ज्ञानी भी ज्ञान नहिं तजता ॥१८४॥ 
ज्ञानो सुजानता यों, अज्ञानी रागको हि निज माने । 
अज्ञान भ्रन्ध भ्रावुत, बह आत्मत्वभाव नहिं जाने ॥१८५।। 


यथा कनकमग्नितप्तमपि कनकभावं न त परित्यजति । तथा कर्मोदयतप्तों न जहाति ज्ञानी तु ज्ञानित्व । 
एवं जानाति ज्ञानी अज्ञानी जानाति रागमेवात्मान । अज्ञानतमो5वच्छन्न. आत्मस्वभावमजानन । 


यतो यस्यैव यथोदितं भेदविज्ञानमस्ति सः एवं तत्सद्भावाज्‌ ज्ञानी सनन्‍्नेव॑ जानाति । 
यथा प्रचंडपावकरप्रतप्तमपि सुबर्णा न सुवर्णेत्वमपोहति तथा प्रचंडकर्मविपाकोपष्टव्यमपि ज्ञानं न 
ज्ञानत्वमपोहति, कारणसहख्न णापि स्वभावस्यापोहुमशब्यत्वातु । तदपोहे तन्मान्रस्य वस्तुन 





नामसंज्ञ-जह, कणय, अग्गितवियं, पि, कणयहाव, ण, त, तह, कम्मोदयतविद, ण, णाणि, उ, 
णाणित्त, एवं, णाणि, अण्णाणि, राय, एवं, आद, अण्णाणतमोच्छण्ण, आदसहाव, अयाणंत । धातुसंज्ञ -- 
तब तपने तृतीयगरो, परि-च्चय त्यागे तृतीयगरो, उद-अय गतौ, जहा त्यागे, जाण अवबोधने, मृण ज्ञाने । 
प्रातिषदिक-यथा, कनक, अग्नितप्त, अपि, कनकभाव, न, ततू, तथा, कर्मोदयतप्त, न, ज्ञानिन्‌, तु, ज्ञानित्व, 











भावाथें--आत्मस्वभाव व झ्ोपाधिक भावमें भेदविज्ञान होनेंसे प्रात्मा जब ज्ञानी 
होता है तब कर्मके उदयसे संतप्त हुआ भी अपने ज्ञानस्वभावसे नही चिगता । यदि कोई 
पदार्थ स्वभावसे चिग जाय तो वस्तुका ही नाश हो जायगा ऐसा न्याय है। इसलिये क्मके 
उदयके समय ज्ञानी रागी, देषो, मोही नहीं होता। श्रौर जिसके भेदविज्ञान नहीं है वह 
प्रज्ञानी हुआ रागी, ढेषी, मोही होता है । इसलिये यह पूर्णा निश्चित है कि भेदविज्ञानसे ही 
शुद्ध भ्रास्माकी प्राप्ति होती है । 

प्रसंगविवरण--अनन्तरपूर्व गायायुग्ममें यह निष्कर्ष निकला था कि भेदविज्ञानसे हो 
शुद्धात्माकी उपलब्धि होती है । सो उसी सम्बन्धमें इस गाथायुग्ममें इस जिज्ञासाका समाधान 
बताया है कि कैसे भेदविज्ञानसे शुद्धात्माकी उपलब्धि होती है । 

तथ्यप्रकाश-- १-ज्ञानो कमंविपाकसे प्राच्छन्न होकर भी ज्ञानीपनको नहीं छोड़ता । 


संवराधिकार ३३३ 


एवोच्छेदात्‌ । नचास्ति वस्तृच्छेद: सतो नाशासंभवात्‌ । एवं जानंश्च कर्माक्रांतोडषपि न रज्यते 
नद्वेष्टि न मुद्मति किन्तु शुद्धमात्मानमेवोपलभते । यस्य तु यथोदितं भेदविशानं नास्ति स तद- 
भावादज्ञानी सन्नज्ञानतमसाच्छन्नतया चैतन्यचमत्कारमात्रमात्मस्वभावमजानन रागमेवात्मान॑ 
मन्यमानों रज्यते द्वेष्टि मुह्यति च न जातु शुद्धमात्मानमुपलभते । ततो भेदविज्ञानादेव शुद्धा- 
त्मोपलंभ: । १८४-१५५ ॥| 

एवं, ज्ञानिन, अज्ञानिनू, राग, एवं, आत्मन्‌, अज्ञानतमोवच्छन्न, आत्मस्वभाव, अजानत्‌ । मूलधातु-तप 
सतापे भ्वादि, तप ऐश्वर्ये दिवादि, परि-त्यज हानौ भ्वादि, ओहाक्‌ त्यागे जुहोत्यादि, ज्ञा अवबोधने, मनु 
अवबोधने । पदविवरण--जह यथा-अव्यय । कणयं कनकं-प्रथमा एक० । अग्गितविय अग्नितप्त-प्र ० ए०। 
पि अपि-अव्यय । कणयहाव कनकभावं-द्वि० ए० । ण न-अव्यय । त-द्वि० ए० । परिज्चयइ परित्यजति- 
वतमान लट अन्य पुरुष एक०। तह तथा-अव्यय । कम्मोदयतविदों कर्मोदयतप्त:-प्रथमा एक ऋ०। ण न, 
जह॒दि जहाति-वर्तमान० अन्य ० एक० । णाणी ज्ञानी-प्र० ए०। दु तु, णाणित्त ज्ञानित्वं-द्वि० ए० । एव, 
जाणदि जानाति-बतंमान० अन्य ० एक० । णाणी ज्ञानी-प्र० ए० । अण्णाणी अज्ञानी-प्रथमा एक० । मुणदि 
मनुते-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन क्रिया । राय राग-द्वि० एक० । एब-अव्यय । आद आत्मानं-द्वि० 
ए० । अण्णाणतमोच्छण्णो अज्ञानतमो5्वच्छन्न -प्र० एक० । आदसहावं आत्मस्वभावं-द्वि० ए०। अजाणंतो 
अजानन-प्रथमा एकवचन कृदल्त ।॥१८४-१८५॥ 





२-ज्ञानीका ज्ञानीपन न छूटनेका कारण भ्रविकार सहजन्नातस्वभावमे आत्मत्वकी हृढ़ प्रतीति 
है । ३-ज्ञानी जीवमें कमंविपाक प्रतिफलित होनेपर भी कमंरसमे उपयुक्त नहीं होता, किन्तु 
प्रपने ज्ञानभ-वमे हो उपयुक्त होता है। ४-शअ्रज्ञानी ही निज सहजस्वरूपको न जानता हुग्ना 
प्रतिफलित कर्मानुभागकों श्रापा मानता हुग्ना राग द्वेष ग्रादि विकल्परूप परिणमता है। 
प-अ्ज्ञानीके भेदविज्ञान न होनेसे शुद्धात्मस्वरूपकी उपलब्धि नहीं है। ६--ज्ञानीके भेदविज्ञान 
होनेसे शुद्धात्मस्वरूपफकी उपलब्धि है । 

सिद्धान्त--१-ज्ञानी रागादि परिहरणशील होनेसे शुद्धात्मस्वरूपका संवेदन करता 
है । २-प्रज्ञानी रागादिपरिग्रहणशील होनेसे रागादिविभावरूप अपनेको परिणमाता है । 

हृष्टि-- !- शुद्धनिश्वयनय (४६) । २- प्रशुद्धनेश्वयनलय (४७) । 

प्रयोग--झ्रौपाधिक प्रतिफलन कुछ भी हुआ्ना करे उससे श्रपना प्रयोजन न जानकर 
ज्ञानाकारमात्र सबको अनुभवनेका पौरुष करना। १८४-१८५ ॥। 

प्रश्न--शुद्ध भ्रात्माकी प्राप्तिसि ही संवर कैसे होता है ? उत्तर--| शुद्ध तु] शुद्ध 
प्रात्माको [बिजानतु | जानता हुप्ना [जीबः| जोव [शुद्ध चेव] शुद्ध ही [आत्मान | प्रात्मा 
को [लभते | प्राप्त करता [तु] भ्रोर [प्रशुद्ध' आत्मानं] अशुद्ध श्रात्माको | जानन| जानता 
हुआ [अ्रशुद्धभेव | भ्रशुद्ध श्रात्माको हो [लभते] प्राप्त करता है । 


रैरे४ समयसार 
कथ्थं शुद्धात्मोपलंभादेव संचर ? इति चेतृ-- 


सुद्ध तु वियाणंतों सुद्ध चेवषयं लहदि जीवों । 
जाण॑तो दु असुद्ध' असुड्मेवषपयं लहइ ॥१८६॥ 
शुद्धात्मतत्त्व ज्ञाता, शुद्ध हि आत्मस्वरूपकों पाता । 

जाने शथशुद्ध प्रात्मा, जो वह पावे श्रशुद्धात्मा ॥१८६॥ 
शुद्ध तु विजानन शुद्ध चेवात्मानं लभते ,जीव: । जानस्त्वशुद्धमशुद्धमेवात्मानं लभते ॥ १८६ ॥ 
यो हि नित्यमेवाच्छिन्नधारावाहिना ज्ञानेन शुद्धमात्मानमुपलभगानो5वतिष्ठत॑ स श्ञान- 
मयाद भावातू्‌ ज्ञानमय एवं भावों भवतीति कृत्वा प्रत्यग्रकर्मान्नणनिमित्तस्य रागहेेषमोहसंत्ता- 
नस्य निरोधाच्छुद्धमेवात्मानं प्राप्तोति । यो हि नित्यमेवाज्ञानेनाशुद्धमात्मानमुपलभमानो5वरतिष्ठते 
सोउज्ञांनमयाद्भावादज्ञानमय एवं भावों भवतीति कृत्वा प्रत्यग्रकर्मालवणागिमित्तस्थ रागद्वेष- 
मोहसंतानस्थानिरोधादशुद्धमेवात्मान प्राप्नोति । ग्रतः शुद्धात्मोपलं मादेव संवरः । यदि कथम- 


नामसंज्ञ--सुद्ध, तु, वियाणत, सुद्ध, च, एवं, अप्पय, जीव, जाणंत, दु, असुद्ध, असुद्ध, एवं, अप्पय । 
धातुसंज्ञ- जाण अवबोधने, लभ प्राप्तौ, सुज्क नैर्मल्ये | प्रातिपदिक -शुद्ध, तु, विजानतू, शुद्ध, च, एव, 
अप्पय, जीव, जानत्‌, दु, अशुद्ध, एवं, अप्पय । मूलधातु --जा अवबोधने, डुलभष प्राप्ती भ्वादि, शुध शौचे । 


तात्पर्य -- उपयोगमे सहज श्रविकार चंतन्यस्वरूप आनेसे उपयोगमे तो तुरंत ही 
शुद्धात्माका लाभ है, पर्यायत: श्री शीघ्र शुद्धात्मतबका लाभ होगा । 

टीकार्थ--जो पुरुष सदा ही अ्रविच्छेदरूप धाराबाही ज्ञानसे छुद्ध श्रात्माकों पाता 
हुआ स्थित है वह पुरुष “ज्ञानमय भावसे ज्ञानमय हो भाव होते है” ऐसे न्याय कर आगामी 
कमके आ्राखवके निमित्तभूत राग, द्वेष, मोहकी संतान (परिपाटी) के निरोधसे शुद्ध ग्रात्माको ही 
पाता है। श्रीर जो जीव नित्य हो भज्ञानसे अशुद्ध श्रात्माको पाता हुआ स्थित है वह जीव 
'अज्ञानमय भावसे भअज्ञानमय ही भाव होता है” इस न्यायसे प्रागामी कमंके अाखवके निमित्त- 
भूत राग-द्वेष-मोहकी संतानका निरोध न होनेसे भ्रशुद्ध श्रात्माको हो पाता है । इस कारण 
शुद्ध श्रात्माकी प्राप्तिसि ही संवर होता है । 

मावार्थ--जो पुरुष भ्रखंड धारावाही ज्ञानसे शुद्ध प्रात्माका अनुभव करता है उसके 
प्राल्लवका निरोध हो जाता है स्रो बह तो शुद्ध श्रात्मलकों ही पाता है भौर जो अज्ञानसे 
प्रगुद्ध श्रात्माकों श्रनुभव करता है वह प्रशुद्ध विक्ृत ग्रात्माको ही पाता है, क्योंकि उसके 
झाखव नहीं रुकते, उपयोग कलुषित रहता । 

अब इस अ्रथेका कलशरूप काव्य कहते हैं--यदि इत्यादि । अर्थ--यदि आत्मा 


संवराधिकार ३३५ 


पि धारावाहिना बोधनेन श्र वमुपलभमान: । शुद्धमात्मानमास्ते । तदयमुदयदात्माराममात्मान- 
मात्मा परपरिणतिरोधाच्छुद्धमेवा भ्युपैति ॥१२७॥| ॥१५६॥। 
पदविवरण-सुद्ध शुद्ध-द्धवितीया एकवचन । तु-अव्यय । वियाणतों विजाननू-प्रथमा एक० कृदन्त । सुद्ध 
शुद्धं-द्वितीया एक० । च, एव, अप्पय आत्मानं-द्वितीया एकबचन । लहदि लभते-वर्तमान लटू अन्य पुरुष 
एकवचन क्रिया । जीवो जीव -प्रथमा एक० । जाणतो जाननु-प्र ० ए० । दु तु-अव्यय । असुद्ध॑ अशुद्धं-द्वि ० 
ए०। असद्ध अशुद्ध-द्वितीया एक० । एव-अव्यय । अप्पय आत्मान॑ं-द्वितीया एक० । लहइ लभते-वर्तमान 
लट्‌ अन्य पुरुषएकवचन किया ॥ १८६ ॥। 


किसी भी प्रकार धारावाही ज्ञानसे निश्चल शुद्ध आत्माको प्राप्त हुग्मा रहता है तो वह भ्रात्मा 
उदय होते हुए ग्रात्मा रूप क्रीड़ावन वाले अपने आत्माकों परपरिणति रूप राग, द्रेष, मोहके 
निरोधसे शुद्धों ही पाता है। भावा्थ--एक प्रवाहरूप ज्ञानको धाराबाही ज्ञान कहते है । 
इसकी दो रोतियाँ है--(१) मिथ्याज्ञान बीचमें न श्राये ऐसा सम्यग्ज्ञान धारावाही ज्ञान है 
शोर (२) जब्र तक उपयोग एक ज्ञेयमें उपयुक्त रहे तब तक धारावाही ज्ञान कहा जाता है 
यह अंतमु हते हो रह पाता है, सो जहाँ जैसी विवक्षा हो वहाँ वैसा धारावाहो ज्ञानका ग्रथ॑ 
जानना । प्रथम रीति वाले धारावाही ज्ञानसे प्रतीतिरूप शुद्धात्मत्वकी प्राप्ति है । द्वितीय रीति 
वाले घारावाही ज्ञानसे क्षपकश्रेणिस्थ योगियोंकों व्यक्त निम्मल शुद्धात्मत्वकी प्राप्ति होती है । 

प्रसंगविवरण--प्रनन्तरपूर्व गाथायुग्ममें भेदविज्ञानसे शुद्धात्माकी उपलब्धि होती है 
यह बताते हुए यह दर्शाया गया था कि शाुद्धात्माकी उपलब्धिसे ही संवर होता है । सो प्रब 
इस गाथामे यही युक्तिसहित बताया गया है कि कंसे शुद्धात्माकी उपलब्धिसे ही संवर 
होता है | 

तथ्यप्रकाश-- १-निरंतर धारावाही ज्ञानसे सहजशुद्ध ज्ञानस्वभावमें उपयोग रखने 
वाला भव्य छुद्धात्माको प्राप्त करता है। २-सहजज्ञानस्वभावमे उपयोग रखने वाले ज्ञानीके 
ज्ञानमय ही भाव होता है। ३-ज्ञानमयभावसे ज्ञानमयभाव ही होनेके कारण नवोनकर्मास्रवशा 
का निमित्तभूत रागद्वेषमोहसतान दूर हो जाता है। ४-सविकार आआञात्मामें ही नित्य उपयोग 
रखने वाला प्रज्ञानी श्रशुद्धात्माको हो प्राप्त होता है। ५-सविकार अपनेको श्रात्मसवंस्व 
मानने वाले भ्रज्ञानीके प्रज्ञानमय ही भाव होता है। ६-पअज्ञानमयभावसे प्रज्ञानमय ही भाव 
होनेके कारएणा नवीनकर्माखवणका निमित्तभूत रागद्वेषमोहसंतान पुष्ट होता रहता है। ७-प्रशु- 
द्वात्माकी उपलब्धिसे प्रशुद्ध बने रहनेकी सतति चलतो रहती है । ८-शुद्धात्माकी उपलब्धिसे 
संवरतत्त्व प्रकट होता है, शुद्ध पर्यायकी संतत्ति बनती रहती है । 

सिद्धांत-- १-सहजश्ञानस्वभावके उपयोगसे ज्ञानमयपरिणमन होता है। २-बिक्ृत 











ना ऑि अननओ ऑिीीाःलनन  न्‍-- अ-न्‍ीनरननननगनननतन ननीीीीओीन लत ७+न-+ ४० ०० है ७3-9३ अंबनन «० >> ७०० >>) (+ेमव 34299 3०-29 ०००४-५६ ६४० 


३३६ समयसार 
केन प्रकारेश संयरो भवतीति चेतु-- 
अप्पाणमप्पणा रुधिऊण दोपुण्णपावजोएसु । 
दंसणणाणझ्वि ठिदो इच्छाविरश्ो य अण्णक्मि ॥१८७॥ 
जो सब्वसंगमुक्को कायदि अप्याणमपणो अप्या । 
ण॒वि कम्म॑ णोकम्म॑ चेदा चेयेह्ट एयत्त ॥१८८॥ 
अप्याणं कायंतो दंसशणाणमञ्ओो अणण्णमश्रो । 
लहइ अचिरेण अप्पाणमेव सो कम्मपविमुक्क ॥१८६॥ (ज्रिकलम) 
श्रात्माकों प्रात्माके, हारा रोकि अघ पुण्य योगोंको । 
दर्शनज्ञानावस्थित, परमें वाञउन्छारहित होकर ॥१८७॥ 
जो सर्वंसंगको तजि, आत्मा झात्मीय श्रापको ध्याता । 
कर्म नोकर्मको नहिं, ध्यावे चिन्ते स्वकीय केबलता ॥१८८॥ 
बहू दर्शन ज्ञानमयी, प्रनन्‍न्य आत्मीय ध्यानको करता । 


के प्रविमुक्त आत्मा, को पाता शीघ्र अपनेमें ॥१८६॥ 
आत्मानमात्मना रुन्ध्वा द्विपुण्यपापयोगयो. । दर्शनज्ञाने स्थित: इच्छाविरतश्चान्यस्मिन्‌ ॥१८७॥। 
यः सर्वेसंगमुक्तो ध्यायत्यात्मानमात्मन आत्मा। नापि कर्म नोकर्म चेतयिता चेतयत्येकत्व ।१८८॥। 
आत्मानं ध्यायनू_ दर्शनज्ञानमयोउनन्‍्यमय: । लभते5चिरेणात्मानमेव स कर्मप्रविमुक्त ॥॥१८६॥ 
यो हि नाम रागद्वेषमोहमूले शुभाशुभयोगे प्रवरतंमानं, हृतरभेदविज्ञानावष्टंभेन 
आत्मानं प्रात्मनैवात्यंतं रुध्वा शुद्धदर्शनज्ञानाव्मन्यात्मद्रब्ये सुष्ठु प्रतिष्ठित कृत्वा समस्तप रद्रव्ये- 





.. ज्ञामसंज्ञ-अप्प, अप्प, दोपुण्णपापजोय, दसणणाण, ठिद, इच्छाविरअ, य, अण्ण, ज, सव्वसगमुक्क, 
अप्प, अप्प, अप्प, ण, वि, कम्म, णोकम्म, एयक्त, अप्प, कायत, दसणणाणमअ, अणण्णमअ, अचिर, अप्प, 
अपनेको प्रपना स्वरूपसवंस्व माननेके उपयोगसे भ्रज्ञानमय परिणमन होता है । 

हष्टि-- १-ज्ञाननय (१६४) । २-प्रशुद्धनिश्वयनय (४७) । 

प्रयोग---सर्व विकारसंकट नष्ट करनेके लिये अपने सहजसिद्ध ग्रविकार चित्प्काशरूप 
ग्रपनेकी आपा अनुभवनेका पोरुष करना ॥१८६॥ 

ग्रव वह संबर किस तरहसे होता है ? यह बताते हैं--[यः] जो [भश्रात्मा] जीव 
[ श्रात्मानं | प्रात्माको [आत्मना |] भ्रात्माके द्वारा [द्विपुण्पपापयोगयो:] दो प्रुण्यपाप योगोंसे 
_शिल्ध्या] रोककर [वर्शनज्ञानं] दर्शनज्ञानमें [स्थितः] ठहरा हुप्ना [ भ्रन्यस्मिनु इच्छाविरत: | 


संवराधिकार ३३७ 


उछापरिहारेण समस्तसंगविमुक्तो भूत्वा नित्यमेवातिनिष्प्रकंपः सन्‌, मनागपि कर्मनोकर्म णोर- 
संस्पर्शेन झात्मीयमात्मानमेवात्मना ध्यायन्‌ स्वयं सहजनेतयितृत्वादेकत्वमेव चेतयते; स खल्वे- 
कत्वचेतनेनात्यंतविविषतं चैतन्यचमत्कारमात्रवात्मानं ध्यायन्‌ शुद्धदर्शनज्ञानमयमात्मद्रव्यमवाप्त: 
शुद्धात्मोपलंभे सति समस्तपरद्रव्यमयत्वमतिक्रांतः सन्‌ श्रचिरेणैव सकलकमंविमुक्तमात्मानम- 
प्रातिपदिक - आत्मन्‌, द्विपुष्यपापयोग, दर्शनज्ञान, स्थित, इच्छाविरत, च, अन्य, यत्‌, सर्वंसंगसुक्त, कमन्‌, 


नोकमंनु, चेतयितृ, एकत्व, ध्यायत्‌, दर्शनज्ञानमय, अनन्यमय, अचिर, कर्मप्रविमुक्त | मुलधातु-रुघिर 
आवरशणो, प्ठा गतिनिवृत्तो, ध्ये चिन्तायां, चिति संज्ञाने भ्वादि, चित संचेतने चुरादि, डुलभपषृ्‌ प्राप्तो। 








शिकिम कक >> लक बल थ] 


भ्रन्य बस्तुमें इच्छारहित [च] और [सर्वसंगमुक्त:] सब परिग्रहसे रहित हुम्ला [आत्मना ] 
श्रात्माके हारा [आत्मानं ] आत्माको [ध्यायति] ध्याता है तथा [कर्म नोकम] कर्म नोकमकों 
[न अपि ] नही ध्याता श्रौर आप [चेतयिता] चेतनहार होता हुग्ना [एकत्वं] एकत्वको 
[चितयति] विचारता है [सः] वह जीव [प्रनन्यमय:| अ्रनन्यमय होकर [आत्मान ध्यायन्‌ | 
आत्माका ध्यान करता हुग्ना [श्रचिरेण] थोड़े समयमें [एबं] ही [कर्मप्रबिमुक्तं] कर्मरहित 
[आत्मान॑] आात्माको [लभते| प्राप्त करता है । 

तात्परययं-प्रात्माका ग्त्मामें एकाग्र ध्यान करने वाला पुरुष झत्पकालमें कर्मरहित 
हो जाता है। 

टीकार्थ--राग द्वेष मोहरूप मूल वाले शुभाशुभ योगोंमें प्रद्तमान श्रपने ग्रात्माको जो 
जीव हृढतर भेदविज्ञानके बलसे ग्रापसे ही भ्रत्यन्त रोककर शुद्ध ज्ञानदर्शनात्मक प्रात्मद्रव्यमें 
श्रच्छी तरह ठहराकर समस्त परद्रव्योंकी इच्छाके परिहारसे समस्तसंगरहित होकर नित्य ही 
निश्चल हुआ किचिन्मात्र भी कर्मको नहीं स्पशे करके अ्रपने आत्माको आ्रात्माके द्वारा ही 
ध्याता हुआ्ना स्वयं चेतने वाला होनेसे भ्रपने चेतनारूप एकत्वको ही अनुभवता है वह जीव 
निःएचयसे एकत्वको चेतनेसे परद्रव्यसे ग्रत्यन्त भिन्न चैतन्य चमत्कारमात्र श्रपने प्रात्माको 
ध्याता हुआ, शुद्ध दर्शनज्ञानमय श्रात्मद्रव्यकों प्राप्त हुप्ना शुद्धात्माका उपलम्भ होने पर 
समस्त परद्रव्यमयतासे अतिक्रान्त होता हुआ अ्रल्य समयमें ही सब कमोसे रहित श्रात्माकों 
प्राप्त करता है । यह संवरका प्रकार है । 

भावषार्थ--जो भव्य जीव रागद्वेषमोहमिश्नित शुभ अशुभ मन, वचन, कायके 
योगोसे भपने आत्माको भेदज्ञानबलसे चलित न होने दे, पश्चात्‌ शुद्ध दर्शनज्ञानमय श्रपने स्व- 
रूपमें भ्रपनेकोी निश्चल करे श्रौर फिर समस्त बाह्य आभ्यन्तर परिग्रहोंसे रहित होकर कर्म 


३३८ समयसार 


वाप्नोति । एप संवरप्रकार: ॥ निजमहिमरतानां भेदविज्ञानशक्त्या भवति नियतमेषां शुद्धतच्वो- 
पलंभ: । अचलितमखिलान्यद्रव्यदूरे स्थितानां भवति सति च तस्मिन्नक्षय: कर्म मोक्ष: [[२२५॥ 
॥॥ १८७-१८६ ।। 


परदविवरण--अप्पाण आत्मान-द्वितीया एक० | अप्पणा आत्मना-तृतीया एकवचन । रु धिऊण रुन््बा- 
- असमाप्तिकी क्रिया। दोपुण्णपापजोएसू-सप्तमी बहु०। हिपुण्यपापयोगयो.-सप्तमी द्विवचन। दंसण- 
णाणम्हि दशनज्ञाने-सप्तमी एक०। ठिदो स्थित -प्रथणा एक०। इच्छाविरओ इच्छाविरत:-प्र ० एक० । 
य च-अव्यय । अण्णम्हि अन्यस्मिन-सप्तमी एक० । जो य-प्र० ए०। संव्वसगमुक्कों सर्वेसंगमुक्तः-प्रथमा 
एक० । झायदि ध्यायति-बतंमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० क्रिया। अप्पाण आत्मानें-द्वितीया एकवचन। 
अप्पणो आत्मनः-षष्ठी एक० । अप्पा आत्मा-प्रथमा एक०। ण न-अव्यय। अपि-अव्यय । कम्मं कर्मे- 
द्वि० ए० । णोकम्मं नोकमं-द्वि० एक० । चेदा चेतयिता-प्र० ए० । चेयेइ चतयति-वर्तेमान लट्‌ अन्य पुरुष 
एकवचन | एयकत्त एकत्व-द्वि० एक० । अप्पाण आत्मानं-द्वितीया एक० । भायंतों ध्यायनू-प्रथमा एक० 
कृदन्त । दंसणणाणमओ दर्शनज्ञानमय:-प्रथमा एक० । अणष्णमओ अनन्यमय:-प्रथमा ए० । लह॒इ लभते- 
वर्तमान० अन्य ० एक० क्रिया । अचिरेण-तृ० एक० । अप्पाण आत्मान-द्वि० ए० । एव-अव्यय । सो सः- 
प्रथमा एक० । कम्मविप्पमुक्क कर्मविप्रम्ुक्तं-द्वितीया एकवचन ।। १८७-१५६ ।। 





ज-++++--....न+««+--+--नहनहनलनलनहल्‍ह.लब€0#.+तम>न5ज+++ + ली ततघ+++त+_++>+++ 


नोकमंसे ग्रत्यन्त विविक्त अपने स्वरूपमें एकाग्र होकर ध्यान करता हुआ्ना रहे वह भ्रन्तरात्मा 
थोड़े समयमें ही सर्व कर्मेसि पृथक्‌ हो जाता है । सम्वरकी विधि यही है । 

अ्रब इस प्रथेंका कलशरूप काव्य कहते है--निज इत्यादि। अर्थ--भेदविज्ञानकी 
शक्तिसे अपने स्वरूपकी महिमामें लीन पुरुषोको नियमसे शद्धतत्त्वकी प्राप्ति होती है भ्रौर उस 
शद्धतत्त्वकी प्राप्ति होनेपर समस्त भ्रन्य द्रव्योसे दूर श्रचलित स्थित पुरुषोका प्रक्षय कर्ममोक्ष 
होता है। 

प्रसंगविवरण--अनन्तरपूर्व गाथामें बताया गया था कि कंसे शुद्धात्माके उपलम्भसे 
सम्वर होता है। भ्रब उसी सम्वरका प्रायोगिक प्रकार इस गाथात्रिकलमें कहा गया है । 

तथ्यप्रकाश--(१) यह जीव रागद्वेघमोहमूलक शुभ ग्रशुभ योगमें प्रवर्तता बला 
ग्राया है । (२) हृढ़तर भेदविज्ञानसे भ्रात्मशक्ति द्वारा शुभाशुभयोगका प्रवतंन निरुद्ध हो जाता 
है। (३) दृढ़तरभेदविज्ञानस शुभाशभयोगका निरोध कर यह आत्मा शुद्ध चेतनामात्र भ्रन्त- 
स्तत्त्वमें प्रतिष्ठित हो जाता है। (४) सहजस्वरूपमें प्रतिष्ठित प्रात्मा निःसंग व निष्प्रकम्प हो 
जाता है । (५) स्वरूपप्रतिष्ठित, नि:सद्भ, निष्कम्प श्रात्मा परतत्त्वसे विविक्तता होनेसे चैतन्य- 
चमत्कारमान्न प्रात्माका ध्यान करता हुम्ना श॒द्धात्माको प्राप्त हुआ है । (६) शुद्धात्माको प्राप्त 
ध्रात्मा सवंपरभावसे पृथक्‌ होकर शीघ्र ही अपनेको कर्मविमुक्त कर लेता है । 

सिद्धान्त-- (१) श॒द्धात्माकी उपलब्धिसे योगतिरोध होनेसे कर्मोका संवर होता है । 


संवराधिकार ३३६ 
केन कऋ्रमेश संबरो भवतीति चेत्‌ -- 

तेसि हेऊ भणिदा अज्पवसाणाणि सब्वदरसीहिं। 
मिच्छत्त अण्णाणं अविरयभावों य जोगो य ॥१६०॥ 
हेउथ्रभावे शियमा जायदि णाणिस्स आसवणिरोहो । 
आसवभावेण विणा जायदि कम्मस्स वि णिरोहो ॥१६१॥ 
कम्मस्साभावेण य णोकम्माणं पि जायइ णिरोहो। 
णोकम्मणिरोहेण य संसारशिरोहणं होड़ ॥१६२॥ (त्रिकलम) 

उनके हेतु बताये, ये अध्यवसान सर्वदर्शनि । 

मिथ्यात्व योग श्रविरति, श्रज्ञान कषायमय परिणत ॥१६०॥। 

हेतु बिना ज्ञानीके, श्रवश्य प्राल्वनिरोध हो जाता । 

ग्राल्व्माव विना क-मोका मि निरोध हो जाता ॥१६१॥ 

कर्मनिरोध हुप्रा तब, नोकर्मोंका निरोध हो जाता। 


नोकसंके रुकेसे, संसारनिरोध हो जाता ॥१६२॥ 
तेपा हेतव भणिता अध्यवसानानि सर्वदेशिभि । मिथ्यात्वमज्ञानमविरतभावश्च योगइच ।।१६०।। 
हेत्वभाव नियमाज्जायते ज्ञानिन' आख्रवनिरोध । आख्रवभावन विना जायते कर्मणोडपि निरोध: ।॥१६१।॥ 
कर्मणो>भावेन च नोकर्मणामपि जायते निरोध' । नोकमंनिरोधेन च ससारनिरोधन भवत्ति ॥|१९२॥। 
सति तावज्जीवस्य, आत्मकमेंकत्वाध्यासमूलानि मभिथ्यात्वाजनाबिरतियोगलक्षणानि 


प्रध्यवसानानि । तानि रागद्वेषमोहलक्षणस्थास्रवभावस्य हेतवः । श्राखवभावः कर्महेतु: । कर्म- 





न/मर्सज्ञ- त, हेउ, भणिद, अज्मवसाण, सव्वर्दारिसि, मिच्छत्त, अण्णाण, अविरयभाव, य, जोग, 
ये, हेउअभाव, णियम, णाणि, आसवण्णिरोह, आसवभाव, विणा, कम्म, वि, णिरोह, कम्म, अभाव, य, 





(२) विशुद्धदर्शनज्ञानसामान्यात्मक शापवत ग्रन्तस्तत्वमे अ्भेद उपयुक्त वीतराग श्रात्मा सर्व- 
कर्मोसे विप्रमुक्त हो जाता है । 

हृष्टि--- १- स्वभावनय (१७६) ) २- पुरुषकारनय (१५८३) । 

प्रयोग --मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिको रोककर ज्ञानस्वभावमें प्रतिष्ठित होकर श्रपने 
में मग्न होनेका पौरुष करता॥ १८७-१८६ ॥ 

भ्रागे संवरका क्रम बतलाते है--] तेषां] पूर्वोक्त राग-द्ेप-मोहरूप श्रात्रवोंके [हेतवः] 
हेतु [मिथ्यात्वं] मिथ्यात्व [अज्ञानं] अज्ञान [श्रविरतमावः] प्रविरति भार [चव योग:] भौर 


रे४० समयसार 


नोकमंहेतु: । नोकर्म संसारहेतुः, इति ततो नित्यमेवायमात्मा, ग्रात्मकर्मणोरेकत्वाध्यसिन 

मिथ्यात्वाज्ञानाविरतियोगमयमात्मानमध्यवस्यति । ततो रागद्वेषमोहरूपमास्रवभावं॑ भावयति । 

ततः कर्म श्राखवति, ततो नोकम भवति, ततः संसार: प्रभवति। यदा तु पझ्रात्मकर्मणोमेंद- 

विजञानेन शुद्ध चेतन्यचमत्कारमात्रमात्मानं उपलभते तदा मिथ्यात्वाज्ञानाविरतियोगलक्षणानां 

ग्रध्पवसानानां श्रास्रवभावहेतृनां भवत्यभावः । तदभावे रागद्वेषबमोहरूपासवभावस्थ भवत्य- 

भावः, तदभावे भवति कर्माभाव:, तदभावे नोकर्माभाव:, तदभावे च भवति संसाराभावः । 

णोकम्म, पि, णिरोह, णोकम्मणिरोह, य, ससारबिरोहण। धातुसंज्-भण कथने, जा प्रादुर्भावे, हो। 
सत्तायां | प्रातिपदिक - तत्‌, हेतु, भणित, अध्यवसान, सर्वदर्शिनू, मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरतभाव, च, 
कि मा आला मा गा गत 





योग ये चार [पअ्ध्यवसानानि] अध्यवसान [सर्वेद्शिभिः] स्वेश्देवोंने [भिताः ] कहे हैं सो 
[जञानिनः | ज्ञानीके [हेत्वभावे ] इन हेतुप्रोंका प्रभाव होनेसे [नियमात्‌] नियमसे [आखव- 
निरोध:] झाखवका निरोध [जायते ] होता है [च] और [ भ्रास्रवमभावेन बिना] भ्रालवभाव 
के बिना [कर्मेशः अपि] कमंका भी [निरोधः] निरोध [जायते] होता है [च] भौर [कर्मणः 
झभावेन] कमंके ग्रभावसे [नोकमंरां श्रपि] नोकमोंका भी [निरोध] निरोध [जायते ] 
होता है [च] तथा [ नोकमंनिरोधेन ] नोकरके निरोध होनेसे [संसारनिरोधनं |] संसारका 
निरोध [भवति] होता है । 

तात्पर्यं--ज्ञानीके ग्रध्यवसान नही होनेसे ग्रालव कर्म व नोकमंक्ते निरोधपूर्वक संसार 
का निरोध हो जाता है। 

टोकार्थ--आत्मा और कमेके एक्त्वके अ्रध्यासमूलक भिथ्यात्व, प्रज्ञान, अविरति, 
योगस्वरूप अध्यवसान मोहो जीवके विद्यमान है ही, वे प्रध्ववसान राग-द्वेष-मोहस्वरूप ग्राखव 
भावके कारणभूत है, आस्रवभाव कमंका कारण है, कर्म नोकमंका कारण है झ्ौर नोकरम संसार 
का कारण है। इस कारण आत्मा नित्य हो ग्रात्मा और कमंके एकत्वके प्रध्याससे आ्रात्माको 
मिथ्यात्व श्रज्ञान अविरति योगमय मानता है। उस भ्रध्याससे राग-द्वेष-मोहरूप श्राखव भावों 
को भाता है उससे कमेका आख़व होता है, कमंसे नोकम होता है और नोकमंसे संसार प्रगट 
होता है । परंतु जिस समय यह आत्मा, भ्रात्मा श्रौर कर्मके भेदज्ञानसे शुद्ध चेतन्य चमत्कार 
मान्न श्रात्माको अपनेमें पाता है उस समय मिथ्यात्त्र भ्रज्ञान शभ्रविरति योगस्वरूप, भ्रालवभावों 
के कारणभूत भ्रध्यवसानोंका इसके प्रभाव होता है, मिथ्यात्व आदिका प्रभाव होनेसे राग-द्वेष 
मोहरूप श्रास़त्र भावका श्रभाव होता है, राग-द्वेष-मोहका श्रभाव होनेसे कर्मका श्रभाव होता 


संवराधिकार ३४१ 
इत्येष संवरक्रम: ।! संपद्यते संवर एष साक्षात्‌ शुद्धात्मतत्त्वस्थ किलोपलंभात्‌ । स भेदविज्ञानत 
एवं तस्मात्तदभेदविज्ञानमतीव भाव्यं ॥१२६॥ भावयेदभेदविज्ञानमिदमच्छिन्नधारया । ताव- 


ल्र, नोकमनू, अपि, निरोध, नोकमेनिरोध, च, ससारनिरोधन। मूलधातु--भण शब्दार्थे, भ्वादि, जनी 
प्रादु्भावे दिवादि, भू सत्ताया। पदविवरण-तेसि तेषा-पष्ठी बहु०। हेऊ हेतव:-प्रथमा बहु०। भणिया 
भणितः-प्रथमा बहु० । अज्भवसाणाणि अध्यवसानानि-प्रथमा बहु०। सव्वदरिसीहि सर्वशिभिः:-तृतीया 





है, कमंका अभाव होनेपर नोकमंका श्रभाव होता है और नोकर्मका अ्रभाव होनेसे संसारका 
प्रभाव होता है। ऐसा यह संवरका शजनुक्रम है । 

भावार्थ--जब तक श्रात्मा और कर्ममें एकत्वकी मान्यता है, उनमे भेदविज्ञान नहीं 
तब तक भिथ्यात्व, अज्ञान, भश्रविरति और योगरूप श्रध्यवसान इसके विद्यमान है, उनसे राग 
देष-मोहरूप प्रास्नभाव होता है, आखवभावसे कर्म बधते है, कमंस नोकर्म याने शरीरादिक 
प्रगट होत है और नोकमंसे ससार है। लेकिन जिस समय अक्रात्माकों ग्रात्मा श्रौर कर्म का 
भेदविज्ञान हो जाता है तब उसे शुद्ध श्रात्माक्री प्राप्ति होती है, उसके होनेसे मिथ्यात्वादि 
भ्रध्यवसानका शभ्रभाव होता है, अध्यवसानका शअ्रभाव होनेसे राग-द्ेप-मोहरूप झाख़वका श्रभाव 
होता है, आ्राखवके प्रभावसे कर्म नहीं बंधता, कमेंके प्रभावसे नोकम नहीं प्रगट होता श्रोर 
नोकमंके भ्रभावसे संसारका श्रभाव होता है । यही सवरका तरीका है । 

ग्रब संवरके कारणभूत भेदविज्ञानको भावनाका उपदेश करते हैं--संपश्यत्ते इत्यादि । 
भ्रथं--शुद्धात्मतत्त्वकी प्राप्तिसि साक्षात्‌ संवर होता हो है। शुद्धात्मतत्त्वकी प्राध्ि श्रात्मा और 
कर्मके भेदविज्ञानसे होती है इस कारण भेदविज्ञानकों विशेष रूपसे भाना चाहिये। 

ग्रब॒ कहते है कि भेदविज्ञान कब तक भाना चाहिये ? भावये इत्यादि । श्रर्थ--इस 
भेदविज्ञानकों अ्रखण्ड प्रवाहरूपसे तब तक भावे जब तक कि ज्ञान परभावोसे छूटकर अपने 
जशञानस्वरूपमें हो प्रतिष्ठित नहीं हो जाता है। भावार्थ--ज्ञानका ज्ञानमे ठहरना दो प्रकारसे 
जानना । (१) मिथ्यात्वका भ्रभाव होकर सम्यस्ञ्ञान हो ओर उसके बाद मिथ्यात्व नहीं 
हो । (२) शुद्धोपयोगरूप होकर ज्ञान ज्ञानरूप ही ठहरे, भ्रन्य विकाररूप नहीं परिणमें । सो 
दोनो ही प्रकारसे जब तक ज्ञान ज्ञानमे न ठहर जाय तब तक भेदविज्ञानकी निरंतर भावना 
रखनी चाहिये । 


भ्रव भेदविज्ञानकी महिमा कहते है--भेद इत्यांदि । प्रर्थ -- निए्चयत: जो कोई सिद्ध 
हुए है वे इस भेदविज्ञानसे ही हुए हैं ओर जो कोई कमंसे बंघे है वे इसो भेदविज्ञानके श्रभाव 








शेफरे समयसार 


द्यावत्पराच्च्युत्वा ज्ञान ज्ञाने प्रतिष्ठते ॥१३०॥ भेदविज्ञानतः सिद्धाः सिद्धा ये किल केचन । 
प्रस्यैवाभावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन ॥१३१॥ भेदज्ञानोच्छलनकलनाच्छुद्धतत्वोपलंभात्‌ 
एक० । य च-अव्यय । जोगो योग:-प्रथमा एक० । य च-अव्यय । हेउअभावे हेत्वभावे-सप्तमी एक०। 
णियमा नियमात्‌-पंचमी एक० । जायइ जायते-वर्तमान लटू अन्य पुरुष एक० क्रिया। णाणिस्स ज्ञानिन:- 
षष्ठी एक० । आसवणिरोहो आख्रवनिरोध:-प्र० ए०। आसवभावेण आख्रवभावेन-तृतीया एक०। विणा 
विना-अव्यय । जायइ जायते-वर्तमान लट अन्य पुरुष एक० क्रिया। कम्मस्स कर्मण:-षष्ठी एक० । वि 
अपि-अव्यय । णिरोहो निरोधः-प्रथमा एकवचन । कम्मस्स कमंण.-षष्ठी एक०। अभावेण अभावेन- 
तृतीया एक०।य च-अव्यय | णोकम्माण नोकर्मणा-षप्ठी बहु०। पि अपि-अव्यय | जायइ जायते- 
से बंधे है । 
भावा्थ--प्रात्मा श्रौर कमंकी एकताके माननेसे ही संसारनिमित्तक कर्मंबन्धन है। 
इस कारण कमंबन्धका मूल भेदविज्ञानका श्रभाव ही है | जो बंघे है वे भेदविज्ञानके ग्रभावसे 
बँधे हैं श्रोर जो सिद्ध हुए है वे इस भेदविज्ञानके होनेपर ही हुए. है। इस कारण भेदविज्ञान 
ही मोक्षका मुल कारण है । 
ग्रब संवरका भप्रधिकार पूर्ण करते समय संबरके होनेसे होने वाली ज्ञानकी महिमा 
बताते है--भेदज्ञानो इत्यादि । श्रथें--भेदविज्ञानका प्रंवर्तत करनेसे शुद्ध तत्त्वकी प्राप्ति हुई, 
उस शुद्ध तत्त्वकी प्राप्तिसि रागके समूहका प्रलय हुआ, रागके समूहका प्रलय करनेसे कर्मोंका 
सम्बर हुग्ना तथा कर्मोका सम्वर होनेसे परम संतोषकों धारणा करता हुझा निर्मल प्रकाशखरूप 
रागादिकी कलुषतासे रहित एक नित्य उद्योतरूप यह ज्ञान निश्चल उदयकी प्राप्त हुप्ना है । 
इस प्रकार रंगभूमिमें सम्बरका स्वांग हुम्ना था उसको ज्ञानने जान लिया सो नृत्य कर वह 
रंगभूमिसे निकल गया । 
प्रसंगविवरण-- प्रनन्तरपूर्व गाथात्रिकलमे किस प्रकारसे सम्बर होता है यह बताया 
गया था। प्रब इस गाधात्रिकलमें उस सम्वरके होनेका क्रम बताया गया है । 
तथ्पप्रकाश-- (१) भ्रात्मा और कमंमे एकत्वका ग्रध्यास होनेसे जीव अपनेको भिश्या- 
त्व ग्रज्ञान अविरति व योगरूप मानता है जिससे ये ग्रध्यवसान होते हैं। (२) अ्रध्यवसान 
होनेसे रागठ्ठेष मोहरूप प्राख्वभाव होते है । (३) श्राखवभाव होनेसे कर्मबन्ध होता है । (४) 
बद्धकर्मविपाक शरीररचनाका कारण है। (५) शरीरसे संसार प्रकट होता है। (६) ग्रात्मा 
और कर्मका भेदविज्ञान होनेसे शुद्ध चैतन्यमात्र ग्रात्माकों उपलब्धि होती है। (७) शुद्ध चैत- 
न्यचमत्कारमान्र प्रात्माकी उपलब्धि होते हो अध्यवसानोंका अभाव होता है। (५८) भ्रध्यव- 
सानोका अ्रभाव होनेसे श्राल्वभावका प्रभाव होता है। (६) श्राश्नवभावका श्रभाव होनेपर- 











संवराधिकार ३४३ 


रागग्नामप्रलयकरणात्कर्मणां संवरेण । विश्वत्तोषं परमममलालोकमम्लानमेक ज्ञान ज्ञाने नियत- 
मुदितं शाश्वतोद्योतमेतत्‌ ॥१३२॥ इति संवरो निष्क्रांतः ॥ १६०-१६२ ॥ 
इति श्रीमदरम्ृतचंद्रसूरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातो 
संवरप्ररूपक: पञचमो5क: ॥५॥ 





वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन क्रिया । णिरोहो निरोध-प्र० ए०। णोकम्मणिरोहेण नोकर्मनिरोधैन- 
तृतीया एक० । ये च-अव्यय । संसारणिरोहणं संसारनिरोधन-प्रथमा एकवचन । होइ भवति-वर्तमान 
लट अन्य पुरुष एकवचन क्रिया ॥ १६०-१६२ | 





कर्मका प्रभाव होता है । (१०) कमंका अभाव होनेपर शरीरका अभाव होता है। (११) 
शरीरका प्रभाव होनेपर संसारका अभाव होता है। (१२) भावास्रवका निरोध सम्बर है। 
(१३) संबर तत्त्व पानेपर सकलसंकट दूर हो जाते है । 

सिद्धान्त--( १) प्रात्माके शुद्ध भावसे शुद्ध परिणतिका सन्‍्तान बनना स्वयंका कार्य 
है। (२) प्ात्माके शुद्धभभावके निभित्तसे पौदृगलिक कर्भोका सम्वर होता है । 

हृष्टि-- १- कारककारकिभेदक सदूभूतव्यवहार (७२)। २- शुद्धभावनापेक्ष शुद्ध 
द्रव्याथिकनय (२४ब) । 

प्रयोग--श्रात्मा व कममें याने ग्रात्माके साथ विभाव द्रव्यकमें शरीर व क्रियामें 
प्रभेदरूप प्रपनेको श्रनुभवना सर्व॑ विडम्बनाझोंका मूल जानकर स्वपरैकत्वाध्यास दूर करनेके 
लिये भेदविज्ञान करना श्रौर परभावसे उपेक्षा करके ग्रपने ज्ञानस्वभावमे उपयुक्त होनेका पौरुष 
करना ॥ १६०-१६२ ॥ 


इस प्रकार सहजानन्दसप्तदशाज्री टीकामें श्रीमत्कुन्दकुन्दाचायंबिरचित 
समयसार तथा श्रीमद्‌ अमृतचंद्रसुरिविरचित समयसारव्याख्या ग्रात्मस्यातिका 
संवरतत्त्वप्ररूपक पञ्चम प्रदड्धू समाप्त हुग्ना । 


अर स्ट 


रे४४ समयसार 


अथ नर्जराधिकारः 


पथ प्रविशति निर्जेरा--- 
रागाद्याखवरोधतो निजधुरां धृत्वा पर: संवर: कर्मागामि समस्तमेव भरतो दूरान्निस्धन स्थितः । 
प्राग्बद्धं तु तदेव दग्धुमधुना व्याजुम्भते निर्जरा ज्ञानज्योतिरपावृतं न हि यतो रागादिभिर्मूछेति । 


उवभोगमिंदियेहिं दब्वाणमचेदणाणमिदराणं । 
ज॑ं कुणदि सम्मदिद्दी तं सब्वं णिजरणिमित्तं ॥१६३॥ 
उपभोग इन्द्रियोंके, द्वारा चेतन श्रचेतनोंके जो । 
करता सम्यरहृष्टो, वह सब है निजेरा हेतु ॥१६३॥ 
उपभोगमिद्रिय. द्रव्याणामचेतनानामितरेषां । यत्करोति सम्यग्दष्टि: तत्सर्व निर्जरानिमित्त ॥१६३॥ 
विरागस्योपभोगो निर्जराय एवं। य एवं रागादिभावानां सदभावेन मिथ्याहृष्टे रचेतना- 
नामसंज्ञ-उवभोग, इदिय, दव्व, अचेदण, इदर, ज, सम्मदिट्टि, त, सब्व, णिज्जरणिमित्त | धातु- 
संज्ञ-दव प्राप्ती, कुण करण, जर वयोहानो भरणे च्‌। प्रातिपदिक- उपभोग, इन्द्रिय, द्रव्य, अचेतन, 
भ्ब निजंरा प्रवेश करती है--रागाद्या इत्यादि । अथें“-रागादिक श्रास्रवोके रोकने 
से भपनी सामथ्यं द्वारा आगामी सब हो कर्मोको मूलमें दूर ही से रोकता हुआ्ना परमसंवर ठहर 
रहा था, भ्रब इस संवरके होनेके पहले बंधे हुए कर्मोक्रो जलानेके लिये निर्जरारूप अश्ति 
फैलतो है जिससे कि ज्ञानज्योति निरावरण होती हुई फिर रागादिभावोसे भूछित नहीं होती । 
भावार्थं-- संवर होनेपर नवीन कम तो बँधते नही और जो पहले बँधे हुए थे वे भड़ 
रहे, तब ज्ञानका आवरण दूर होनेसे ज्ञान ऐसा विशुद्ध हो जाता है कि फिर वह ज्ञान रागा- 
दिरूप नहीं परिणमता, सदैव विशुद्ध प्रकाशरूप ही रहता है । 
भ्रब निर्जंराका स्वरूप कहते हैं- [सम्पस्हृष्टि:| सम्यग्हृष्टि जीव [यत्‌ ] जो [इंद्रियं: | 
इंद्रियोंसे [ भ्रचेतनानां ] प्रचेतन श्रौर [इतरेषां | प्रत्य चेतन [द्रव्याणां | द्रव्योंका [उपभोग] 
उपभोग [करोति] करता है [तत्‌ सब॑| वह सब [निज्जरानिमित्तं ] निजराका निमित्त है। 
तात्पयें---कर्मोदयरूप निर्जेरएणके समय प्राप्त उपभोगके श्राश्नय हुए रागमें राग न 
होनेके कारण ज्ञानीके संसारनिमित्तक कर्मंबन्ध न होनेसे वह उपभोग निर्जराका हो निमित्त 


निजराधिकार ३४४ 
न्यद्रव्योपभोगो बंधनिमित्तमेव स्थातू, स एवं रागादिभावानासभावेन सम्यरहृष्टेनिजरानिमित्तमेव 


इतर, यत्‌, सम्यर्हृष्टि, ततू, सब, निर्ज रानिमित्त । मूलधातु--इदि परमैश्वर्यें, चिति संज्ञाने, डुक्आ कररो, 
हृशिर्‌ प्रेक्षणे । पदबिवरण--उवभोगं उपभोग-द्वितोया एकवचन कर्मकारक । इंदियेहि इन्द्रिये.-तृतीया 
बहु० । दव्वाणं द्रव्याणामू-षष्ठी बहुण । अचेदणाणं अचेतनानां-षष्ठी बहु०। इदराणा इंतरेषा-घषष्ठी 





रहा । 

टोकार्थ--विरामीका उपभोग निर्जराके लिए ही होता है । मिथ्याहृष्टिका जो ही चेतन 
श्रचेतनद्रव्यका उपभोग रागादिभावोंका सद्भाव होनेसे बंधका निम्ित्त ही होता है, वही उप- 
भोग रागादिभावोंके अभावसे सम्यर्हष्टिके निर्जराका निमित्त ही होता है । इस कथनसे द्रव्य- 
निजेराका स्वरूप बताया गया है । 

भावाथं--सम्यरहृष्टि ज्ञानी है और ज्ञानीके श्रज्ञानमय राग द्वेष मोहका प्रभाव है; 
इस कारण विरागभीके जो इंद्रियोंसे भोग होता है उस भोगकी सामग्रीको यह ऐसा जानता है 
कि ये परद्रव्य है, मेरा इनका कुछ सम्बन्ध नहीं है। परन्तु कमंके उदयके निमित्तसे हुई यह 
चारित्रमोहके उदयकी पीड़ा बलहीन होनेसे जब तक सही नहीं जाती तब तक जैसे रोगों 
रोगको श्रच्छा नही जानता, परन्तु पीड़ा नही सही जानेसे श्ौषधि आदिसे इलाज करता है 
उसी तरह विषयरूप भोग उपभोग सामग्रीसे यह कभी इलाज करता है । तब भी कर्मके उदय 
से तथा भोगोषभोगकी सामग्रीसे ज्ञानीको राग हेष मोह नहीं है। कर्मंका उदय होता है वह 
प्रपना रस देकर भड़ जाता है उदय श्रानेके बाद उस द्रव्यकर्मकी सत्ता नही रहती निजंरा ही 
है ।सम्यग्दष्टि उदयमे श्राये हुए कमंरसको जानता है श्रौर फलको भी भोगता है, किन्तु राग 
हेष मोहके बिना भोगता है इस कारण कर्मका श्राखव नहीं होता, आख़वके बिना विरागी 
सम्य्हृष्टिके ग्रागामी बंध नहीं होता । और जब प्रागामी बंध नहीं हुम्नमा तब केवल निजंरा 
ही हुई । इस कारण सम्यम्दृष्टि विरागीका भोगोपभोग निर्जेराका ही निमित्त कहा गया है । 
तथा लक्षण भी यही है कि पूर्व द्रव्यकर्मं उदयमे झ्राकर झड़ जावे यही द्रव्यनिर्जरा है । 

प्रसंगविवरण--अनन्तरपूर्व भ्रधिकार, क्रमानुसार संवराधिकार पूर्ण हो गया । ग्रब 
क्रमप्राप्त निजेंराधिकार झ्राया है। संवरपूर्वक नि्जरा मोक्षमार्गकी प्रयोजनभूत है सो संवर 
के बाद नि्जराका वर्णान किया है । सो द्रव्यनिर्जंरा व भावनि्जरा इन दो प्रकारको निजंराप्रों 
में से इस गाथामें द्रव्यनिर्जराका स्वरूप निरदिष्ट किया गया है । 

तथ्यप्रकाश-- १-विरागका उपभोग निर्जराके लिये ही होता है, क्योंकि उस उपभोग 
में ज्ञानोको राग नही है, प्रत: उदयागत द्रव्यप्रत्यय नवीन कर्मबन्धके निर्मित्तभूत नही होते । 


३४६ समयसार 
स्थात्‌ । एतेन द्रव्यनिजेरास्वरूपमावेदितं ॥१६३॥। 
'बहु०। ज॑ यत्‌-द्वितीया एकवचन । कुणदि करोति-वर्तमान लटू अन्य पुरुष एक० क्रिया । सम्मदिद्वी सम्य- 
ग्हष्टि:-प्रथमा एकवचन कर्ताकारक । त॑ तत्‌-प्रथमा एकबचन। सब्व सर्व-प्रथमा एक० | णिज्जरणिमित्तं 
निर्जेरानिमित्त-प्रथमा एकवचन ॥ १६३ ॥। 


२-नवीन कर्मंबन्धका कारण न बनकर उदयागत द्रव्यप्रत्ययका निकल जाना द्रव्यनिजंरा है । 
३-उपभोगमें राग होनेसे मिथ्याहष्टिका उपभोग कर्मंबंधका निमित्त होता है। ४-निर्जरा 
होना व बन्धका न होना गुणस्थानके अ्रनुसार समझना । ४-मिथ्याहृष्टिके निजरा गजस्नान 
व॒त्‌ बंध कराती हुई होती है। 

सिद्धान्त-- १- उदयागत द्रव्यप्रत्ययके निमित्तसे चेतन श्रचेतन द्र॒व्योंका उपभोग 
होता है । २- समस्त परभावसे विरक्त होनेसे ज्ञानीके कमनिरजंरण होता है । ३- भज्ञानीके 
रागादिभाव होनेके कारण कर्मबन्ध होता है । 

हृष्टि-- १- उपाधिसापेक्ष श्रशुद्धदव्याथिकनय (२४) । २- शुद्धभावनापेक्ष शुद्धद्वव्या- 
थिकनय (२४ब) । उपाधिसापेक्ष झअशुद्ध द्रव्याथिकनय (२४) । 

प्रयोग--बन्धहेतुभूत रागादिसे दूर होनेके लिये निज सहज ज्ञानज्योतिर्मे उपयोगको 
स्थिर करनेका पोरुष करना ॥१६३॥ 

झब भावनिजेराका स्वरूप कहते हैं-- द्रब्ये उपभुज्यमाने | द्रव्यकर्मके व वस्तुके 
भोगे जानेपर [सुखं वा दुःखं | सुख श्रथवा दुःख [नियमात्‌ ] नियमसे [जायते] उत्तन्न होता 
है। [वा] शोर [उदीरं | उदयमें आये हुए [तत्‌ सुखदुःखं] उस सुख दु.खको [वेदयते | प्रनु- 
भव करता है [श्रथ] फिर वह सुख दुःखरूप भाव [निर्जरां याति] निजंराको प्राप्त होता है । 

तात्पये--ज्ञानीके सुख दुःख भ्राता है, किन्तु उसमें लगाव न होनेसे वह भाव प्रागे 
को बधनका कारण न बनकर निर्जीणं हो जाता है। 

टीकार्थ--परद्रव्यके भोगनेमें श्रानेपर तन्निमित्तस सुखरूप प्रथवा दुःखरूप भाव 
नियमसे उदय होते है, क्योंकि वह वेदना साता तथा श्रसाता इन दोनों भावोंका अ्रतिक्रमण 
नहीं करती । सो यह सुख दुःखरूप भाव जिस समय अनुभवा जाता है उस समय मिथ्याहृष्टि 
के तो रागादिभावोंके होनेसे श्रागामी कर्मबन्धका निमित्त होकर भड़ता हुम्ला भी निर्जरारूप 
नही होना हुआ्ना बन्ध ही कहना चाहिये । श्रोर सम्यग्दृष्टिके उस सुख दूःखके अ्नुभवसे रागादि 
भावोका प्रभाव होनेसे श्रोगामी बंधका निभित्त न होनेसे केवल निर्जरा रूप ही होता है सो 
निर्जरारूप हुआ निर्जरा ही कहना चाहिये, बन्ध नहीं कहा जा सकता । भावार्थ--द्रव्यकमंकी 


निजंराधिकार ३४७ 
ध्रथ' भावनिर्जरास्वरूपभावेदयति--- 


दब्बे उवभु जंते शियमा जायदि सुहं वा दुक्‍्ख वा । 
त॑ सुहदुक्खमुदिण्णं वेददि अह णिज्जरं जादि ॥१६४॥ 
द्रव्य उपभोग करते, सुख भ्ररु दुःख उत्पन्न होता है । 
उस उदीर्ण सुख दुःखको, बेदत हो कर्म भड़ जाता ॥१६४॥ 
द्रब्ये उपभुन्यमाने नियमाज्जायते सु वा दु'व वा । तत्सुखदु खमुदीर्ण वेदयते अथ निर्जरा याति ॥१६४।। 
उपभुज्यमाने सति हि परद्रव्ये तन्निमित्तः सातासाताविकल्वानतिक्रमणोेन वेदनायाः 
सुखरूपो दुःखरूपों वा नियमादेव जीवस्य भाव उदेति | स तु यदा वेद्यते तदा मिथ्याहप्टे 
रागादिभावानां सद्भावेन बधनिमित्तं भुत्वा निर्जार्यमाणोप्यनिर्जीएण सन्‌ बंब एवं स्वात्‌ । 
सम्यग्ह्प्टेस्तु रागादिभावानामभावेत बंधनिपित्तमभूत्वा केवलमेव निर्जीयमाणों निर्जीणों: सन्नि- 


नामसंज्ञ-- दव्व, उवभुजत, णियम, सुह, वा, दु ख, वा, त, सहृदुक्ख उद्दिण्ण, अह, णिज्जर। 
धातुसंज्ञ-ह॒व प्राप्त, उव-भुज भक्षणों भोगे च, जा प्रादुर्भावे, वेद वेदने, जा गतौ। प्रातिपदिक-द्रव्य, 
उपभुज्यमान, नियम, सुख, वा, दू ख, वा, तत्‌, सुखदु ख, उदीणं, अथ, निर्जरा | मुलधातु--उप-भ्रुज पाल- 
नाभ्यवहा रयों', जनी प्रादुभावि दिवादि, विद चेतनाख्याननिवासेषु चुरादि, या प्रापगो अदादि । पदविव- 
रण--दब्वे द्रव्ये-सप्तमी एक० | उवभुज्जते उपभुज्यमान-सप्तमी एक० । णियमा नियमात्‌-पचरमी एक०। 


स्थिति पूरा होनेपर या पहिले उदय ग्रानेपर सुख दुःख भाव नियमसे उत्पन्न होते है उनको 
अ्रनुभव करते हुए भिथ्याहृष्टिके तो रागादिक निमित्तका सद्भाव होनेसे ग्रागामी कमेंका बंध 
करके निर्जरा होती है सो वह निजंरा किस कामकोी, गिनतोमें भी नहीं, वहाँ तो बन्ध ही 
किया गया । और सम्यग्हृष्टिके सुख दुःख भोगनेपर भो उसमें रागादिकभाव नही दह्वोते, इस- 
लिये ग्रागामी बन्ध भो नहीं होता । केवल निजेरा ही हुई । 

प्रसंगविवरण--अनन्तरपूर्व गाथामे द्रव्यनिजराका स्वरूप बताया गया था । भ्रब इस 
गाथामे द्रव्यनिजराका निमित्तभूत व कार्यभूत भावनिजराका स्वरूप कहा है । 

तथ्यप्रकाश -- (१) परद्रव्यका उपभोग होनेपर साता या असातारूप वेदन होता है । 
(२) साता अ्रसाताके वेदनके समय उसमें रागभाव (व्यामोह) होनेसे उपभोग बन्धका निमित्त 
होता है । (३) उदय भो निजेरा है इस निजेराके होते हुए भी रागादिभाव होनेसे ग्रज्ञानीके 
कमंबन्ध होता है, अतः वह निजंरा नही है। (४) सातोदय व अ्रसातोदयसे सुख दुःख होने 
पर स्वसंवेदनबलसे उत्पन्त परमार्थ आनन्दकी प्रतीति रखने वाला ज्ञानी उस कर्मफलको मात्र 
जानता हो है, यह भावनिजेरा है। 


शैड८ समयसार 


जेरैव स्यात्‌ । तद्‌ ज्ञानस्यैव सामथ्यँ विरागस्यैव वा किल । यत्को5पि कर्मभि: कर्म भुंजानो४पि 
ने बध्यते ॥१३४॥ ।॥ १६४ ॥। 
जायदि जायते-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० । सुखं-प्रथमा एक०। वा-अव्यय । दुक्ख दुःख-अथमा 
एक० । वा-अव्यय । त तत्‌ सुहदुक्ख सुखदुःखं उदिष्णं उदीर्ण-प्रथमा एकवचन या द्वितीया एकबचन | 
वेददि बेच्यते या वेदयते-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० क्रिया। अह अथ-अव्यय । णिज्जरं निर्जराल्‍द्वितीया 
एक० । जादि याति-वर्तमान लट अन्य पुरुष एकवचन || १६४ ॥ लि हिल 
सिद्धान्त--(१) कर्मरससे विविक्त शुद्ध ज्ञानमात्रके श्रनुभवसे विभावनिजरण होता 

है । (२) विभावनिजेरण होनेपर द्रव्यनिर्जरण होता हो है । 

हृष्टि-- १- शुद्धभावनापेक्ष शुद्ध द्रव्याथिकनय (२४ब) । २- उपाध्यभावापेक्ष शुद्ध 
द्रव्याथिकनय (२४गश्न) । 

प्रयोग---कर्मोदयज सातासाताविकल्पसंकटसे दूर होतेके लिये प्रतिफलित कमरसकों 
परभाव जानकर उससे विमुश्ध होकर अपने सहज ज्ञानरसका स्वाद लेनेका पौर्ष करना 
।।१६४।॥ 

प्रब झागेके कथनकी सूचनाका कलश कहते है--तज्ज्ञान इत्यादि । श्रथें-- व वास्तवमें 
वह सामशध्य ज्ञान प्रथवा वैराग्यकी है कि कोई कर्मको भोगता हुआ भी कर्मसे नही बँधता । 
सो प्रब उस ज्ञानकी सामथ्य॑ं दिखलाते हैं-- [यथा | जैसे [वंद्यः ] वैद्य [पुरुषः] पुरुष [बि्य 
उपभु जान: | विषको भोगता हुआझ्ा भी [मरणं| मरणको [न उपयाति| नही प्राप्त होता 
[तथा] उसी तरह [ज्ञानी] ज्ञानो [पुद्गलकर्मरणः ] पुदुगल कमंके [उदयं | उदयको [भुक्‍ते] 
भोगता है तो भी [नंब बध्यते] बंधता नहीं है। 

तात्पयं--अ्रविकार भ्रन्तस्तत्त्वके ज्ञान होनेके सामथ्यंसे कर्मफलभोगमे उपेक्षा होनेके 
कारण ज्ञानीके संसारबन्धक बन्ध नहीं होता । 

टीकार्थ--जैसे कोई वंच्चय, दूसरेके मरणका कारणभूत विषको भोगता हुमा भी 
भ्रव्यर्थ विद्याकी सामरथ्यसे विषकी मारणशक्तिके निरुद्ध हो जानेसे विषसे मरणाको प्राप्त नही 
होता, उसी तरह भ्रज्ञानियोंकों रागादि भावोंके सद्भांवसे बंधके कारणभूत पुदंगलकमेके उदय 
को भोगता हुमा भी ज्ञानी ज्ञानकी श्रमोघ सामथ्येंसे रागादिभावोंके अ्रभाव होनेपर कमंके उदय 
की श्रागामी बंध करने वाली शक्ति निरुद्ध हो जानेसे भ्रागामी कर्मोसे नही बंधता । 

भावार्थ--जंसे कोई वैद्य पुरुष अपनो विद्याकी सामथ्यंसे विषकी मारणशक्तिका 
ग्रभाव करता है सो वह उस विषको खानेपर भी उससे नही मरता, उसी तरह ज्ञानोके ज्ञान 
को सामथ्यंसे कमंके उदयको बंध करने रूप शक्तिको हटा देता है। इस कारण उसके कमेंका 











निजराधिकार इ४ह 
धथ शानसामथ्य दर्शवयति-.. 


जह विसमुवभुज्जंतो वेजो पुरिसो ण्‌ मरणमुवयादि। 


पुग्गलकम्मस्मुदयं तह भु जदि णेव वज्कए णाणी ॥१६५॥ 
जैसे विष उपभोगो, वंच्य पुरुष मरखाकों नहीं पाता । 
पुदूगल कर्म उदयको, मोगे नहिं विज्ञ जन बेधता ॥॥१६५॥ 
यथा विषमुपभुजानो वंद्यः पुरुषों न मरणमुपयाति। पुद्गलकर्मण उदय तथा भुक्ते नैव बध्यते ज्ञानी । 
यथा कश्थचिद्विषवेद्य: परेषां मरणकारणां विषमुपभुंजानो5पि प्रमोघविद्यासामथ्येंन निरु- 
द्वतच्छक्तित्वान्न प्रियते, तथा भ्ज्ञानिनां रोगादिभावसद्भावेन बधकारणं पुद्गलक र्मोदयमुपभु- 
जानो5पि ग्रमोघज्ञानसामथ्यात्‌ रागादिभावानामभावे सत्ि निरुद्धतच्छक्तित्वात्‌ न बध्यते 


ज्ञानी ।। १६५॥ 


नामसंज्ञ-जह, विस, उपभुज्जंत, वेज्ज, पुरिस, ण, मरण, पुग्गलकम्म, उदय, तह, ण, एव, 
णाणि। धातुसंज्ञ-उव-भुज भक्षणों भोगे च, उव-जा प्रापणे, भुज भोगे, बज्क बंधने। प्रातिपदिक-- 
यथा, विष, उपभुज्य मान, वेद्य, पुरुष, न, मरण, पुद्गलकमंन, उदय, तथा, न, एव, ज्ञानिनु। मूलधातु-- 
उपनया प्रापणोे, उत्‌-अय गतौ, भरज भोगे, बंध बंधने । पदविवरण--जह यथा-अव्यय ) विसं विष-द्वितीया 
एकवचन । उवभुज्ज तो उपभुजान:-प्रथमा एक० कतूं विशेषण । वेज्जो वैद्य-प्रथमा ए० । पुरिसो पुरुष:- 
प्रथमा एक० कर्ताकारक । ण न-अव्यय । मरणं-द्वि० ए० कर्मकारक । उवयादि उपयाति-वर्तेमान लट्‌ 
अन्य पुरुष एक० । पुग्गलकम्मस्स पुदूगलकमंण -षष्ठी एक०। उदयं-द्वि० एक०। तह तथा-अव्यय । 
भुजदि भुक्ते-वर्तमान लट अन्य पुरुष एकवचन । न, एवं, वज्भाए बध्यते-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० । 
णाणी ज्ञानी-प्रथमा एकवचन ॥|१६५॥ 


उदय भोगनेमें आता है तो भी आगामी बंध नहों करता । यह सम्यग्ज्ञानकी सामर्थ्य है । 
प्रसंगविधरण--अनन्त रपूर्व गाथामें भावनिजेराका स्वरूप बताते हुए ज्ञान व वेराग्य 
के बलकी महिमा दिखाई थी । ग्रब इस गाथामें उसी ज्ञानका सामथ्यं दिखाया गया है । 
तथ्यप्रकाश-- १--तत्तवज्ञानी शुभ अशुभ कर्मफलको भोगता हुआ्ना भी ज्ञानमय प्रतीति 
के कारण कर्मसे नही बँघता है। २-श्रज्ञानी जीव शुभ अशुभ कर्मफलमें श्रासक्त होनेके 
कारणा कमंसे बंधता है। ३--ज्ञानस्वभावको दृष्टिके कारण द्रव्यप्रत्ययकी कर्मेबंधनिमित्तत्व- 
शक्ति निरुद्ध हो जाती है, प्रतः ज्ञानी कर्मसे नही बँधता । 
सिद्धान्त -- १-- सहजशुद्ध प्रविकार ज्ञानस्वभावमें आत्मत्वकी भावनासे पोदगलिक 
कर्मोका निर्जरण हो जाता है। २--उपभोगमें रागादिभावके श्रभावसे कर्मबन्ध नहीं होता । 
दृष्टि-- १- शुद्धभावनापेक्ष शुद्धद्रव्याथिकतय (२४ब) । २- उपाध्यभावापेक्ष शुद्ध 





४-३ 4०००-२० 














३५० समयसार 

ध्रथ तेराग्यसामध्य दर्शयति--- 
जह मज्ज पिवमाणों अरदिभावेण मज्जदि ण पुरिसों। 
दब्बुवभोगे अरदो णाणी वि ण्‌ वज्कदि तहेव ॥१६६॥ 


प्ररति भावसे जंसे, मदिरा पोता पुरुष नहीं मंदता । 

द्रव्यभोगमें तेसे, विरक्त ज्ञानी नहों बंघता ॥१६६॥ 
यथा मद्य पिबन्‌ अरतिभावेन माथति न पुरुष: । द्रव्योपभोगे अरतो ज्ञान्यपि न बध्यते तथैव ॥१६६। 
यथा कश्चित्पुरुषो मैरेयं प्रति प्रवृत्ततीन्रारतिभाव. सन्‌ मैरेयं पिवन्नपि तीब्रारतिभाव- 
सामर्थ्यानत माद्यति तथा रागादिभावानामभावेन सर्वद्रव्योपभोगं प्रति प्रवृत्ततीन्रविरागभाव 





नामसंज्ञ--जह, मज्ज, पिवमाण, अरदिभाव, ण, पुरिस, दव्वुब॒भोग, अरद, णाणि, वि, ण, तहें, 
एव । धातुसंज्ञ -पी पाने, मज्ज गवें, वज्क बधने । प्रातिपदिक --यथा, मद्य, पिबमान, अरतिभाव, न, 
पुरुष, द्रच्योपभोग, अरत, ज्ञानिनूु, अपि, न, तथा, एवं। मूलधातु+पा पाने भ्वादि, मदी हमें दिवादि, 
बन्ध बन्धने । पदविवरण --जह यथा-अव्यय । मज्जं मदय-द्वितीया एक० । पिवमाणों पिबन्‌-प्रथमा एक० 








द्रव्याथिकनय (२४श्र) 

प्रयोग-- कर्मबंधसे छुटकारा पानेके लिये वर्तमान कर्मफलक्ा ज्ञातामात्र रहकर निवि- 
कल्प श्रविकारस्वभाव श्रन्तस्तत््वकी ग्राराधना करना ॥१६५॥ 

प्रब वेराग्यकी सामथ्ये दिखलाते हैं--[यथा | जैसे [पुरुष] पुरुष [मद्य ] 
मदिराकों [अरतिभाब्रेन | अ्रप्रीतिसे [विवन] पीता हुमा [व माद्यति] मतवाला नहीं होता 
[तथेब ] उसी तरह [ज्ञानी अधि] ज्ञानी भी [व्रव्योपमोगे] द्रव्पफे उपभोगमें [भश्ररतः ] 
विरक्त होता हुआ [न बध्यते| कप्रोसि नही बँधता । 

तात्पयं--कर्मोदयवर्श उपभोग होनेपर भी मूल विरक्तिके कारण ज्ञानी बँघता नहीं 
है। 

टीक्वार्थ--जैसे कोई पुरुष मदिराके तीज्र श्रप्रीतिभाव वाला होता हुआ मदिरा 
(शराब) को पीता हुआ भी तीक्र अरतिभावके सामथ्येसे मतबाला नहीं होता, उस्ती तरह 
ज्ञानी भी रागादिभावोके अ्रभावसे सब द्रव्योके उपभोगके प्रति तोनब विरागभावमें बर्तता हुग्ना 
विषयोंकों भोगता हुम्ना भो तीन विरागभावकी सामथ्यंसे कर्मोत्ते नही बंधता । 

झब कलशरूप काव्यमें उत्थानिका कहते हैं--नाश्नुते स्त्यादि। अर्थ--यह पुरुष, 
विषयोंकों सेवता हुआ भी विषय सेवनेके निजफलको नहीं पाता, क्योंकि वह ज्ञान वैभव तथा 
विरागताके बलसे विधयोंका सेवने वाला होनेपर भी सेवने वाला नहीं है । 


निर्जराधिकार ३५१ 


सन विषयानुपभुंजानो5पि तोब्रविराग भावसामर्थ्यान्‍त बध्यते ज्ञानी ॥ नाश्नुते विषयसेवने5पि यत्‌ 
स्व॑ फल॑ विषयसेवनस्थ बा। ज्ञानवैभवविरागतावलातू सेवको5पि तदसावसेवक: ॥।१३४५॥ 
॥ *१€४ || 





कृदत । अरदिभावेण अरतिभावेन-तृतीया एक० । मज्जदि माद्यति-वर्तमान लटू अन्य पुरुष एक० क्रिया । 

ण न-अव्यय । पुरिसो पुरुष -प्रथमा एक० कर्ताकारक। दब्बुबभोगे द्रव्योपभोगे-सप्तमी एक० | अरदो 

अरत.-प्र ० 0० । णाणी ज्ञानी-प्र० एक० । वि अपि-अव्यय । ण न-अव्यय । बज्भादि बध्यते-वर्तमान लट 
अन्य पुरुष एक० क्रिया। तह तथा-अव्यय । एव-अव्यय ।। १६६ ।। 


भावार्थ--ज्ञान श्रौर विरागताका ऐसा अ्रद्भुत बल है कि इंद्रियोंसे विषयोंका सेवन 
करने पर भी उनका सेवने वाला नही कहा जाता । क्योंकि विधयसेवनका निञ्रफल संसार 
ब संसारभ्रमण है । लेकिन ज्ञानी वैरागीके मिथ्यात्वक। अ्रभाव होनेसे संसारका अमरणरूप 
फल नही होता । 

प्रसंगविवरण--उपनन्त्यपूर्व गाथामें ज्ञान और वैराग्यके सामथ्यैका संकेत था जिसमें 
ज्ञानसामर्थ्यंका वर्णान अनन्तरपूर्व गाथामें क्रिया गया है। प्रब इस गाथामें वैराग्यका सामर्थ्य 
बताया गया है । 

तथ्यप्रकाश-- १- उपभोगके प्रति तोब् विरागता होनेके कारण ज्ञानी विषयोको 
भोगता हुग्ना भी बँधता नहीं है। २- रागमें राग न होनेसे ज्ञानीके उपभोगमें भी राग नहीं 
होता, मात्र भोगना पड़नेकी बात होतो है । ३- भोगमद्चका प्रतिपक्षभूत हषंविषादादिविकल्प- 
शुन्य योग ग्रौषधिका समायोग होनेसे विरागताके कारण भोगमद्यका उपभोग ज्ञानीकों बेसुध 
नहीं कर सकता है । 

सिद्धान्त-- १- सहजशुद्ध अविकार स्वभावकी भावना होनेपर द्रव्योपभोगमे श्ररति 
होनेसे कर्मबन्ध नहीं होता । २- जितने अ्ंशमें ज्ञानी राग नही करता उतने अंशमें वह कमंसे 
नही बंधता । ३- पूर्ण वीतराग होनेपर कमंसे रंच भी नहीं बँधता । 

हृष्टि-- १-- शुद्धभावनापेक्ष शुद्धद्रव्याथिकनय (२४ब) । २-- अपूर्णो शुद्ध निश्वयनय 
(४४ब) । ३--उपाध्यभावापेक्ष शुद्धदव्याथिकनय (२४मग्न) । 

प्रयोग--सर्वदूःखमुक्तिके लिये कर्मानुभागके प्रतिफलनमें राग न करके अ्रविकार 
ज्ञानस्वभावमें उपयुक्त होनेका पौरष करना ॥१६६।॥ 

ग्रब उक्त भ्रथंको हशंत द्वारा दिखलाते हैं--[कश्चित्‌] कोई तो [सेवमानोपि ] 
विषयोंको सेवता हुआ भी [न सेबते ] नहीं सेवन करता है ग्रौर [असेवमानोपि | कोई नही 


३५२ समयसार 
अधथैतवेव वशेयति--- 


सेबंतोवि ण्‌ सेव असेवमाणोवि सेवगो कोई । 


पगरणचेट्‌्ठा कस्सवि ण॒ य पायरणोत्ति सो होई ॥१६७॥ 
सेता हुआ न सेबे, कोइ नहीं सेते भी सेवक है। 
परजन कार्य निरत मी, प्राकरणिक भी नहीं होता ॥१६७॥। 
सेवमानो5पि न सेवते असेवमानो5पि सेवक: करिचित्‌ । प्रकरणचेष्टा कस्यापि न च प्राकरण इति स भवति। 
यथा कश्चित्‌ प्रकरणे व्याप्रियमाणोपि प्रकरणस्वामित्वाभावात्‌ न प्राकररणिक:, अ्रप- 
रस्तु तबराव्याप्रियमाणो5पि तत्स्वामित्वात्प्राकरशिक: । तथा सम्यग्दृष्टि: पृवंसञ्चितकर्मोदयसं- 
पन्‍नान्‌ विषयान्‌ सेवमानोषपि रागादिभावानामभावेन विषयसेवनफलस्वामित्वाभावादसेवक 
एवं । मिथ्याहृष्टिस्तु विषयानसेबमानो5पि रागादिभावानां सद्भावेन विषयसेवनफलस्वामित्वा- 


नामसंज्ञ-सेव त, वि, ण, असेवमाण, वि, सेवग, कोई, पगरणचेट्ठरि, क, वि, ण, य, पायरण, ईत्ति 
त । धातुसंज्ञ -सेव सेवाया, प-कर करणे, हो सत्ताया | प्रातिपदिक--सेवमान, अपि, असेवमान, अपि 
सेवक, कश्चित्‌, प्रकरणचेष्टा, किमू, अपि, न, च, प्राकरण, इति, त। घूलधातु--सेव सेवाया, भू सत्ताया । 
परदविवरण- -सेवंतो सेवमान:-प्रथमा एक०। वि अपि-अव्यय । ण न-अव्यय । सेवइ सेवते-वर्तमान लट 





सेवता हुप्ना भी [सेवकः] सेवने वाला कहा जाता है [कस्यापि] जैसे किसी पुरुषके [प्रकरण- 
चेष्टा श्रप] किसी कार्येके करनेकी चेष्टा तो है [च सः] किन्तु वह [प्राकरणः | कार्य करने 
वाला स्वामी हो [इति न भवति] ऐसा नहीं है । 

टोकार्थ--जैसे कोई पुरुष किसी कार्यकी प्रकरणाक्रियामें व्याप्रियमाण होकर भी याने 
उस सम्बंधी सब क्रियाग्रोंको करता हुआ्आ भी उस कायेका स्वामी नही है । किन्तु दूसरा कोई 
पुरुष उस प्रकरणमें व्याप्रियमाण न होकर भी याने उस कार्य सम्बंधी क्रियाको नही करता 
हुआ भी उस कार्यका स्वामीपन होनेसे उस प्रकरणका करने वाला कहा जाता है| उसी तरह 
सम्यग्हृष्टि भी पृवंसचित कर्मेके उदयसे प्राप्त हुए इन्द्रियोके विषयोंकों सेवता हुआ भी रागा- 
दिक भावोका अभाव होनेके कारणसे विषयसेवनके फलके स्वामीपनका श्रभाव होनेसे प्रसेवक 
ही है । किन्तु, मिथ्याहृष्टि विषयोंकी नहीं सेवता हुआ भी रागादिभावोंका सद्भाव होनेके 
कारण विषय सेवनेके फलका स्वामोपना होनेसे विषयोंका सेवक ही है । 

भावाथें-- जैसे कोई व्यापारी स्वयं काय॑ न करके नौकरके द्वारा कारखानेका काये 
कराता है, तो वह स्वयं कार्य न करता हुआ भी स्वामित्वके कारण दूकान सम्बंधी हानि-लाभ 
का फल हं विषाद पाता है। किन्तु नौकर स्वामित्वबुद्धि प्रभावमें व्यापार करता हुप्रा भी 


निर्जराधिकार ३५३ 


स्सेवक एवं । सम्यरष्टेभेवति नियतं ज्ञानवैराग्यशक्ति: स्व॑ बस्तुत्व॑ कलयितुमयं स्वान्यडपाप्ति- 
मुक्त्या । यस्माद ज्ञात्वा व्यतिकरमिद॑ तत्त्वतः स्वं परं च स्वस्मिन्तास्ते विर्मति परात्सवंतों 
रागयोगात्‌ ॥१३६॥ ॥| १६७ ॥ 

अन्य पुरुष एक० । असेवमाणों असेवमानः-प्रथमा एक० । वि अपि-अव्यय । सेवगो सेवक -प्रथमा एक०। 
कोई कश्चित्‌ू-अव्यय अन्तः-प्रथमा एकवचन । पगरणचेद्ठा प्रकरणचेष्टा-प्र० एक० । कस्स कस्य-षष्ठी 


क्‌० । वि अपि-अव्यय । ण न-अव्यय । वि अपि-अव्यय । पायरणों प्राकरण.-प्रथमा ए०। इत्ति इति- 
अव्यय । सो सः-प्रथमा एक० | होई भवति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन क्रिया ॥ १६७ ॥ 











उसके हानि-लाभका जिम्मेदार नहीं है | ऐसे ही सम्यग्दृष्टिको कमंविपाकवश सुख दुःख भोगना 
पड़ता, पर उसका स्वामी न बननेसे भोगका फल संसारबन्धन उसके नहीं होता । 

ग्रब इसी ग्रथंके समर्थनमें कलशरूप काव्य कहते है--सम्य इत्यादि । श्रर्थ--सम्य« 
रष्टिके नियमसे ज्ञान ग्रोर वैराग्यकी शक्ति होती है। क्‍योंकि यह सम्यग्दृष्टि श्रपने स्वरूपका 
ग्रहण श्रौर परके त्यागकी विधिसे श्रपना वस्तुत्व उपयोगमें रखनेके लिये भिन्‍न-भिन्‍न स्व व 
परको परमार्थंसे जानकर अपने स्वरूपमें ठहरता है श्र पररूप समस्त रागयोगसे विराम लेता 
है । भ्रह्म यह श्रदूभ्त रीति ज्ञान वैराग्यकी शक्तिक्रे बिना नहीं होती । 

प्रसंगविवरण--प्रनन्तरपूर्व गाथामें बताया गया था कि वैराग्यका ऐसा सामर्थ्यं है 
कि ज्ञानी विषयोंकों उपभोगता हुझ्ना भी प्ररतिभावके कारण कमंसे नही बँघता है । श्रब इसी 
तथ्यका विधिनिषेधरूपसे समर्थन इस गाथामें किया गया है । 

तथ्यप्रकाश--( १) तत्त्वज्ञानी चारित्रमोहोदय विषपाकवश विषयोंकों सेवता हुप्ना भी 
उसका स्वामी न बननेसे सेवक नही है । (२) भ्रज्ञानी जीव विषयसाधन न मिलनेपर विषयों 
को न सेवता हुआ्आा भी रागादिसद्ध।वके कारण सेवक है । (२) ज्ञानी विषयसेवनका व विषय- 
सेवनफलका श्रपनेको स्वामी न माननेसे वह प्राकररिक नहीं है। (४) पअज्ञानी जीव बिषय- 
सेवनका व विषयसेवनफलका ग्रपनेको स्वामी माननेसे प्राकरशिक है । (५) प्राकरणिक जीव 
क्मसे बँधता है। (६) श्रप्राकरशिक जीव कर्मसे नही बँबता । 

सिद्धान्त--(१) भ्रविकार सहज ज्ञानमय स्वका संवेदन करने वाला ज्ञानी ज्ञानरस 
का स्वाद लेनेसे अबन्धक है । (२) अपनेकी विकारस्वरूप समभने वाला श्रज्ञानी कर्मरसका 
स्वाद माननेसे बन्धक है । 

हष्टि--१- ज्ञाननय (१६४) । २- कतृ नय (१८६) । 

प्रयोग--भ्रपनेको सहज श्रानत्दमय अनुभवनेके लिये उपयोगमें प्रतिफलित कमंरसस्ले 


३४४ समयसार 
सम्यग्टष्टि: सामान्येन स्वपरावेब तावज्जानाति-- 


उदयविवागो विविहो कम्माणं वण्णिश्ो जिणवरेहिं । 


ण दु ते मज्फ सहावा जाणगभावो दु अहमिक्को ॥१६८॥ 
उदयविपाक विविध है, कर्मोके श्रो मुनोश दशाये । 
दे नहिं स्वभाव सेरे, में तो हूं एक ज्ञायक सतु ॥१६८॥ 
उदयविपाकों विविध: कर्मणा वर्णितों जिनवर:। नतु ते मम स्वभाव ज्ञायकभावस्त्वहमेक' ॥ १६८ ॥॥ 
ये कर्मोदयविपाकप्रभवा विविधा भावा न ते मम स्वभावा: । एप टंकोत्कोरोंकन्नाय- 





नामसंज्ञ--उदयविवाग, विविह, कम्म, वण्णिअ, जिणवर, ण, दु, त, अम्ह सहाव, जाणगभाव, दु, 
अम्ह, इक्क । धातुसंज्ञ--वण्ण वर्णने | प्रातिपदिक--उदयविपाक, विविध, कमंन्‌, वरणित, जिनवर, न, तु, 
अस्मद, स्वभाव, ज्ञायकभाव, तु, अस्मद्‌, एक । मूलधातु--वि-ड॒पचप पाके, वर्ण वर्णन । पदविवरण--उ द- 
यविवागों उदयविपाक:-प्रथमा एकवचन । कम्माण कर्मणाम्‌-पष्ठी बहु०। वण्णिओ वाणित -प्र० एक ० । 


उपयोग हटाकर निज सहज ज्ञानस्वरूपमें उपयोग करनेका पौरुष करना ।। १६७ ॥। 

प्रब कहते हैं कि सम्यग्दृष्टि वास्तवमें सामान्यसे श्रपनेकी और परको ऐसा जानता 
है:-- [कर्मणां |] कर्मोका [उदयविषाकः] उदयविपाक [जिनवर:] जिनेश्वर देवोने [विविधः ] 
प्रनेक तरहका [वरिततः] कहा है [ते] वे [मम स्वभावाः] मेरे स्वभाव [नतु] नहीं है 
[तु अरहं | किन्तु मैं [एक:] एक [ ज्ञायकर्मावः] मात्र ज्ञायकस्वभावस्वरूप हू । 

तात्पयें--कर्मोदयविपाकज भाव मेरे स्वभाव नही, मै तो सहज ज्ञानस्वभावमात्र हूं ज्ञानी 

ऐसा जानता है। 

टोकार्थ--जो कमके उदयके विपाकसे उत्पन्न हुए श्रनेक प्रकारके भाव है वे मेरे 
स्वभाव नही है । मै तो यह प्रत्यक्ष प्रनुभवगोचर टंकोत्कीणंं एक ज्ञायकभावस्वभाव हूं । 

प्रसंगविवरसण--श्रनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि ज्ञानी परभावका अपनेको 
स्वामी न माननेसे प्राकररिक नही है । अब इस गाथामें उसीके सम्बन्धभे यह बतलाया है 
कि बह कोनसा ज्ञान है जिससे कि ज्ञानी परभावका स्वामी नहीं बनता है । 

तथ्यप्रकाश-- १- जीवमें नाना प्रकारके विभाव कर्मोदयविपाकसे उत्पन्न होते है । 
२०कर्मोदयविपाकप्रभव भाव ग्रात्माके स्वभाव नहीं है । ३-प्रात्मा तो वस्तुतः एक ज्ञायक 
भाव स्वभाव मात्र है । ४-ज्ञानी स्वभाव व परभावमे स्पष्ट भेद समभता है । 

सिद्धान्त--- १-रागह्वेघादिविभाव कमंविपाकोदयका निमित्त पाकर ही होते है । 
२-परभाव मेरे स्वभाव नही है | ३-मैं तो एक अखंड चिद्रप हूं । 








निर्जराधिकार ३५५ 
कभावस्वभावो5हूं ॥१६५।। 


धन तन आल +ल.+_+०+___न्‍नन्‍हन्‍हकठतठक8)ततन्‍न्‍तन्‍नन्‍.न्‍न्‍न्‍न्‍नन्‍ब3.ब.3ईऋह्हमतहब...................................... 


जिणवरेहि जिनवरै:-तृतीया बहु० । न, तु, मज्म मम-षष्ठी एक० । सहावा स्वभावा:-प्रथमा बहु० । जाण- 
गभावो ज्ञायकभाव:-प्र० ए० | तु-अव्यय । अहं-प्र० ए० । इक्‍्को एक.-प्रथमा एकवचन ।। १६८ ॥। 


णे श्िज++-+ “““5>_+5५+ ++++++++++__3३२२२२२६२३-७+--+.-७+-७+-.७क्‍क्‍त_२३३६०६-७-+०...०-०७००.......0ह0ह0३२३ई.ह0२ई३ई३॥8ै२एईतहन३ ००७ ० ७०----००२००००००-नयक-न्ननन्‍ननके न» 





दृष्टि - १-उपाधिसापेक्ष प्रशुद्ध द्रब्याथिकनय (२४) । २-परद्रव्यादिग्राहक द्रव्याथि- 
कनय (२६) । ३-प्रखण्ड परमशुद्धनिश्वयनय (४४) । 

प्रयोग--कर्मोदयविपाकप्रभव रागद्वेषादि विभावोंकों परभाव जानकर उनसे उपेक्षा 
करके निरपेक्ष सहज ज्ञायकस्वभाव स्वमें स्वतत्त्वकी दृष्टि बनाये रखनेका पौरुष करना ॥१६५॥ 

अब कहते है कि सम्यर्हृष्टि श्रपनेको भ्रौर परकों विशेषरूपसे इस प्रकार जानता है- 
[रागः | राग [पुरंगलकर्म | पुदूगलकर्म है [तस्य] उसका [विपाकोदयः] विपाकोदय [एप] 
यह [भवति ] है सो [एबः | यह [मम भावः | मेरा भाव [न] नही है, क्योंकि [खलु] 
निश्चयसे [ग्रह तु] मैं तो [एक:] एक [ज्ञायकरावः] ज्ञायकभावस्वरूप हूं। 

तात्पयं--राग प्रकृतिके उदयका प्रतिफलन यह विभाव राग है वह मेरा स्वभाव 
नहीं है । 

टीकार्थ-- वास्तवमें रागनामक पुदूगलकम है, उस पुद्गलकर्मके उदयके विपाकसे 
उत्पन्न यह प्रत्यक्ष श्रनुभवगोचर रागरूप भाव है वह मेरा स्वभाव नही है, मैं तो टंकोत्कीरां 
एक ज्ञायकभावस्वरूप हु । इसी प्रकार राग इस पदके परिवतंन द्वारा द्वेष, मोह, क्रोध, मान, 
माया, लोभ, कर्म, नोकम, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, प्राण, रसन, स्परशन ये सोलह सूत्र 
व्याख्यान किये जाना चाहिये और इसी रीतिसे अन्य भी विचार किये जाने चाहिये | इस तरह 
सम्यग्दृष्टि श्रपनेकी जानता हुप्रा श्रौर रागको छोड़ता हुआ नियमसे ज्ञान व वैराग्यसे सम्पन्न 
होता है । भावाथं-- जैसे सामने स्थित बालकका प्रतिबिम्ब दर्पणमें पड़े तो बह दर्पणमें श्राया 
फोटो दपंणका स्वभाव नही, इसी प्रकार रागादिप्रकृतिके विपाकोदयका प्रतिफलन उपयोगमें 
ग्राया है सो वह जीवका स्वभाव नहीं है । 

प्रसंगविवरण--प्रनंत रपूर्व गाथामें सामान्यतया यह बताया गया था कि सम्यर्दृष्टि 
स्व व परको किस तरह जानता है। अ्रब इस गाथामें बताया है कि उसी स्व-परको विशेष- 
तया ज्ञानी कैसा जानता है। 

तथ्यप्रकाश-- १- राग श्रादि नामकी पुदूगलकर्मप्रकृतियाँ है, उनके उदयसे जीवमें 
राग भ्रादि भाव प्रतिफलित होते है । २- रागादिप्रकृतिके उदयसे जीवमें रागादिभाव होते 
हैं। ३- रागादिभाव आत्मके स्वभाव नही है, बयोंकि वे श्ौपाधिक भाव है । ४- पआ्रात्माका 


३५६ समयसार 
सम्यन्हष्टिविशेषेरशा तु स्वपरावेब॑ तावज्जानाति-- 


पुणलकम्मं॑ रागो तस्स विवागोदओ दृववदि एसो। 
णु दु एस मज्य भावों जाणगभावो हु अहमिक्को ॥१६६॥ 


रागप्रकृति पुद्गल है, राग विभाव है उदयफल उसका । 


वह भाव नहों मेरा, में तो हूं एक ज्ञायक सत्‌ ॥१६६॥ 
प्रृदूगलकर्म रागस्तस्थ विपाकोदयों भवति एप: । नत्वेष मम भाव ज्ञायकभावः खल्वहमेकः ।| १६६॥ 


ग्रस्ति किल रागो नाम पुद्गलकर्म, तदुदयविपाकप्रभवोयं रागरूपो भावः, न पुनमंम 
स्वभाव: । एष टंकोत्कीणॉकज्ञायकभावस्वभावोहं । एवमेव च रागपदपरिवतंनेन द्वेषमोहक्रोध- 
मानमायालोभकर्मनोकमंमनोवचन का यश्रोत्रचक्षु्नाएरसनस्पशेनसूत्राणि षोडश व्याख्येयानि, 


प्रनया दिशा भ्रन्यान्यप्यूह्यानि | एवं च सम्यस्दृष्टिः सवं जानब्‌ रागं मुंचंश्व नियमाज्ज्ञानवै राग्य- 
संपन्‍नों भवति ॥॥१६६॥ 





नामसंज्ञ--पुग्गलकम्म, राग, त, विवागोदय, एत, ण, दु, एत, अम्ह, भाव, जाणगभाव, दु, अम्ह, 
इक्क । धातुसंज्ञ-हव सत्तायां, रज्ज रागे। प्रातिपदिक--पुद्गलकमंनू, राग, ततू, विपाकोदय, एतत्‌, न, 
तु, एततू, अस्मद्‌, भाव, ज्ञायकभाव, तु, अस्मद, एक । मूलधातु-वि-डुपचष पाके, भ्रू सत्ताया । पदविव- 
रण--पुस्गलकम्म पुद्गलकर्म-प्रथमा एकवचन। रागो राग.-प्रथमा एक०॥। तस्स तस्य-षष्ठी एक० । 
हवदि भवति-वरतंमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० क्रिया । एसो एष-प्र० ए०। ण न-अव्यय । दु तु-अव्यय । 
एस एप.-प्र० ए० । मज्म मम-पष्ठी एक० । भावों भाव:-प्र० ए० | जाणगभावो ज्ञायकभाव'-प्र० ए०। 
हु खलु-अव्यय । अह-प्रथमा एक० । इक्को एक:-प्रथमा एकवचन ॥ १६६ ॥ 


तो एक सहज ज्ञायकभाव स्वभाव है, बयोकि यह ग्रात्माका निरपेक्ष निरुपाधि शाश्वत सहज 
भाव है । ५-ज्ञानी भ्रपनेको ज्ञायकस्वभावमात्र जानता हुप्रा रागादि परभावकों छोडता हुम्रा 
ज्ञानवृत्तिरूप परिणमता रहता है। ६- ज्ञानी आ्रात्मा ज्ञानमात्र स्वको जाननेसे ज्ञानसम्पन्न 
है व रागादि परभावको छोड़नेसे वैराग्यसंपन्‍्न 

सिद्धान्त-- !-रागप्रकृतिके उदयका निमित्त पाकर जीवमें रागभाव होता है । 
२-जीवका स्वभाव शाश्वत ज्ञायकभाव है। 

हृष्टि -- १-उपाधिसापेक्ष श्रशुद्धद्रव्याथिक्नय (२४) । २-अ्रखण्ड परमशुद्ध निश्चय- 
नय (४४) । 

प्रयोग--अप्र व, अ्रशरण, दुःखरूप, दुःखफल वाले, भिन्न, प्रसार परभावोसे भ्रत्यन्त 
उपेक्षा करके निज सहज एक ज्ञायकस्वभावमय ग्रन्तस्तत्वकी उपासना करना ॥|१६६९६॥। 

भ्रव औपाधिक भावोंकी परभावता जाननेका फल बताते है--[एवं |] इस तरह 


निर्जराधिकार ३५४७ 


एवं सम्मादिद्दी अपाणं मुणदि जाणयसहावं । 
उदय कम्मविवागं य मुश्रदि तच्च॑ वियाशंतो ॥२००॥ 
यों सुदृष्टि श्रात्माको, जाने ज्ञायकस्वभावमय पुरा । 
कर्मविपाक उदयको तजता, वह तत्त्वका ज्ञाता ॥२००॥ 
एवं सम्यग्हृष्टि: आत्मान जानाति ज्ञायकस्वभावं । उदय कर्मविपाक च मुचति तत्त्वं विजानन्‌ ॥२००॥॥ 
एवं सम्यस्हृष्टिः सामान्येन विशेषेष च परस्वभावेभ्यों भावेभ्यः सर्वेभ्योडपि विविच्य 
टंकोत्कीणों कन्नायकभावस्वभावमात्मनस्तत्वं विजानाति । तथा तस्व॑ं विजानंश्च स्वप रभावो- 








नामसंज्ञ--एवं, सम्मादिद्वि, अप्प, जाणयसहाव, उदय, कम्मविवाग, य, तच्च, वियाणत। घातु- 
संज्ञ--मुण ज्ञान, मच त्यागे, वि जाण अवबोधने । प्रातिपदिक - एवं, सम्यरहृष्टि, आत्मन्‌, ज्ञायकस्वभाव, 


के ने>3०क- नल कन--+क ५» «०-3० अमन - «मनन ओम कल सनक नस -+-सनल»<ल«ण मनन ननन-म-म- फ कम नरक 5 अपन 3५०-५०--०+-म न न किन «-> कक कस «+-हे 3५५०००७०- आपके पक-++ 


, [सम्यस्दृष्टिः] सम्यग्दृष्टि [प्रात्मानं ] अपनेको [ ज्ञायकस्वभावं ] ज्ञायकस्वभाव [जानाति] 
जानता है [च] भ्रौर [तत्त्वं] वस्तुके यथार्थ स्वरूपको | विजानन] जानता हुप्ना [कर्मेबि- 
पाकं | कमंविपाकरूप [उदय] उदयको [मुश्नति] छोड़ता है । 

तात्पयं--ज्ञानी ग्रपनेको ज्ञायकस्वभाव जानता श्रौर विकारको परभाव जानकर 
छोड़ देता है । 

टीकार्थ--इस प्रकार सम्यग्दृष्टि, सामान्य तथा विशेषसे सभो परस्वभावरूप भावोंसे 
भिन्न होकर टंकोत्कीर्रा एक ज्ञायकभाव स्वभावरूप श्रात्माके तत्त्वको श्रच्छी तरह जानता है 
झ्रौर उस प्रकार तत्त्वकों भ्रच्छी तरह जानता हुआ स्वभावका ग्रहण श्रौर परभावका त्याग 
द्वारा निष्पाद्य प्रपने वस्तुपनेको फैलाता हुप्ना कमंके उदयके विपाकसे उत्पन्न हुए सब भावों 
को छोड़ता है। इस कारण यह सम्यग्दृशि नियमसे ज्ञान व वैराग्यसे सम्पन्न होता है । 

भावार्थ--जब अपनेको तो ज्ञायक भावस्वरूप सहजानन्दमय जाने और कमंके उदय 
से हुए भावोंकों परभावस्वरूप श्राकुलतामय जाने तब शानरूप रहना तथा परभावोंसे विरक्त 
होना ये दोनों होते ही है । यह तथ्य अनुभवगोचर है श्रोर यही सम्यग्हृष्टिका परिचय है । 

प्रब कहते है कि यदि कोई झपनेको ज्ञानी माने और परद्रत्योमे श्रासक्त हो तो 
वह वृथा हो सम्यम्दृश्पनेका अ्भिमान करता है--सम्यग्हष्टि इत्यादि | श्रें--यह मैं स्वयं 
सम्यर्हृष्टि हुं मेरे कभी भी कमका बंध नही होता; ऐसा मानकर जिनका सुख गर्व॑ंसहित ऊंचा 
हुआ है तथा हए॑ सहित रोमांचरूप हुआ है वे जीव महात्रतादि आधरणा करे तथा बचने 
विहार भ्राहारकी क्रियामें सावधानीसे प्रवतंनेकी उत्कृष्टताका भी अवलंबन करें तो भी पापी 
मिथ्यादृष्टि ही है, क्योंकि आत्मा भ्रौर भ्रनात्माके ज्ञानसे रहित होनेके कारण सम्यकत्वसे शून्य 


द५४६८ समयसार॑ 


पादानापोहननिष्पा स्वस्थ वस्तुत्व॑ प्रथथन्‌ कर्मोदियविपाकप्रभवान्‌ भावान्‌ सर्वानिषि मुंचति । 
ततो5यं नियमात्‌ ज्ञानबैराग्याभ्यां संपन्‍्नो भवति । सम्यग्हृष्टिः स्वयमयमहं जातु बंधो न में 








उदय, कर्मविपाक, च, तत्त्व, विजानत्‌। मूलधातु-ज्ञा अवबोधने, मुच मोक्षणे, वि-ज्ञा अवबोधने । पद- 
विवरण-- एवं-अव्यय । सम्मादिद्ी सम्यग्हष्टि.-प्रथमा एकवचन कर्ताकारक | अप्पाणं आत्मान-ह्वितीया 
हैं। सावार्थ----परद्रव्यसे तो राग हो और प्रपनेको माने कोई सम्यग्दृष्टि तो उसके सम्य- 
कतव कैसे कहा जा सकता, वह तो ब्रत समिति पाले तो भी स्वपरका यथार्थ ज्ञान न होनेसे 

मिथ्यात्वपापसे युक्त ही है। जब तक यथाखझूयात चारित्र न हो तब तक चारित्रमोह होनेसे 

बंध तो होता ही है । ज्ञान होने माश्नसे तो बंधसे छूटना नही होता, ज्ञान होनेके बाद उसीमें 

लीन होनेरूप शुद्धोपयोगरूप चारित्र हो तो बंधन कटता है। इसलिये राग होनेपर बंधका न 

होना मानकर स्वच्छंंद होना तो मिथ्यादृष्टिका चिन्ह ही है । प्रभ्ुने सिद्धांतमें मिथ्यात्वको पाप 

कहा है । यहां मिथ्यात्व सहित प्रनंतानुबंधीके रागको प्रधान करके श्ज्ञानी कहा है, क्योकि 
प्रपने शोर परके ज्ञान श्रद्धानके बिना परद्रव्यमे तथा उसके निमित्तसे हुए भावोमे श्रात्मबुद्धि 

हो तथा राग द्वेष हो तब समभना कि इसके भेदज्ञान नही हुआ । मुनिभेष लेकर कोई ब्रत- 

समिति भी पाले वहां पर जीवोकी रक्षासे तथा शरीर संबंधी यत्नसे प्रवर्तनेसि, अपने शुभभाव 

होनेसे याने परद्रव्य संबंधी भावोंसे ग्रपना मोक्ष होना माने और पर जीवोका घात होना, 

भ्रयत्नाचाररूप प्रवर्तेना योगकी प्रशुभ क्रिया होना इत्यादि परद्रव्योकी क्रिपासे हो अपनेमें बंध 

माने तब तक भी समभना कि इसके सत्र और परका ज्ञान नहीं हुमा, बयोकि बध मोक्ष तो 

प्रपने भावोंसे था, परद्रव्य तो प्राश्रयमात्र था उसमें विपर्यय माना, यो कोई परद्रव्यसे ही 

भला बुरा मानकर रागद्वेष करे तब तक सम्यग्दृष्टि नही है। किन्तु जिसको निज सहजस्वरूप 

का प्रनुभव हुआ और कुछ काल तक घधारित्रमोहके रागादिक भी रहे तथा उनसे प्रेरित पर- 

द्रव्य सम्बन्धी शुभाशुभ क्ियामें प्रवृत्ति भी रहे तो भी वह ज्ञानी ऐसा मानता है कि यह कम 

का जोर है इससे निवृत्त होनेसे हो मेरा भला है, उनको रोगके समान जानता है व पीड़ा सही 

नही जातो सो उनका इलाज करवेमे प्रवतेता है तो भी इसके उनसे राग नहीं कहा जा 

सकता, क्योकि जो रागको रोग माने उसके राग कैसा ? उसके मेटनेका ही उपाय करता है 

सो मेटना भी भ्रपने ही ज्ञानपरिणामरूप परिणमनसे मानता है। ग्रध्यात्मपौरुषके प्रकरणमें 

मिथ्यात्वसहित रागकों ही राग कहा गया है वह सम्यस्दष्टिके नहीं है श्रोर जिसके मिथ्यात्व- 

सहित राग है वह सम्यरृष्टि नही है। भ्रज्ञानी मनुष्य था तो व्यवहारकों सवंथा छोड़कर 

अष्ट हो जाता है अथवा निश्चयको अच्छी तरह नही जानकर व्यवहारसे ही मोक्ष मानता है 





निर्जराधिकार ३५६ 


स्यादित्युत्तानोतवुलकवदना रागिणोप्याचरंतु । श्रालंबंतं समितिपरतां ते यतो$च्चापि पापा 
ग्रात्मानात्मावगमविरहत्संति सम्यवत्वरिक्ता: ॥१३७॥ ।॥| २०० ॥ 


अर ्+०«+-+-बानतन 





एक० कर्मकारक । मुणवि जानाति-बर्तमान लटू अन्य पुरुष एकवचन क्रिया । जाणयसहावं ज्ञायकस्वभावं+ 
द्वितीया एक० कर्ंविशेषण । उदयं-ह्वितीया एकवचन । कम्मविवाग कर्मविपाकं-द्वितीया एक०। मुअदि 
मुचति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० क्रिया । तच्च तत्त्व-द्वितीया एक० । वियाणतो विजानन्तः-प्रथमा 
बहुबचन ॥१९६।। 





वह परमार्थतत्त्वमें मूृढ है । यथार्थ स्याद्वादनय द्वारा सत्यार्थ समभनेसे हो सम्यकत्वका लाभ 
होगा । 

प्रसंगविबरण--पअ्रनन्त रपूर्वे गाथामें बताया गया था कि सम्यग्हष्टि स्व व परको 
विशेषतया कैसा जानता है ? भ्रब इस गाथामें उसी तथ्यका प्रायोजनिक विधिसे वर्णन किया 
गया है। 

तथ्यप्रकाश-- (१) सम्यग्हृष्टि अपने श्रापको कर्मंविपाकज भावोंसे निराला निरखता 
है | (२) सम्यग्हृष्टि भिन्‍त-भिन्‍न रूपसे क्रोध, मान श्रादि कर्ंविपाकज भावोंसे प्रपनेकी निराला 
निरखता है । (३) सम्यग्हष्टि अपना सर्वस्व शाश्वत एक ज्ञायकस्वभावको अनुभवता है। (४) 
सम्यग्दृ््टि भ्रपने स्वभावका उपादान करके तथा परभावोंका परिहार करके श्रपनी वास्तविकता 
को प्रकट करता है । (५) सम्यग्हृष्टि निज सहज ज्ञानस्वभावके ग्रहणसे ज्ञानसम्पन्न है व कर्मो- 
दयविपाकप्रभव भावोंकी त्याग देनेसे वेराग्यसम्पन्न है । 

सिद्धान्त---( १) सम्यग्दष्टि अपने ज्ञायकस्वभावरूप अपनेको जाननेकी परिशतिसे 
परिणमता है । (२) कर्मविपाकोदय कमंका परिणमन है | (३) कमंविपाकोदयविषयक परि- 
ज्ञान भ्रात्माका परिणमन है। 

हष्टि--- १-कारककारकिभेदक सद्भूतव्यवहार (७३) | २-अशुद्धनिश्वयनय (४७) । 
३- उपादानदृष्टि (४€ब) । 

प्रयोग--कर्मोदयविपाकप्रभव भावकी अपविज्रता दूर करनेके लिये मन, वचन, काय 
की वृत्तिका निरोध करके नित्यानन्देकस्वभाव सहज परमात्मतत्त्वमे)ं उपयोग रमानेका पौरुष 
करना || २०० || 

सम्यर्इृष्टि रागी कैसे नहीं होता ? यदि ऐसा पूछें तो सुनिये-- [खलु | निश्चयसे 
[ग्स्प] जिस जीवके [रागादीनां] रागादिकोंका [परमाणुमात्रमपि] लेशमात्र भी [तु बिद्यते] 
'मोजूद है तो [सः] वह जीव [सर्वागसधरोपषि] स्व झागमको पढ़ा हुआ होनेपर भी [श्रात्मान॑ 


३६० समयसार 
कर्थ रागी न भवति सस्यन्हश्रिति चेतू-- 
परमाणुमित्तयं पि हु रायादीणं तु विजदे जस्स । 
ण॒बि सो जाणदि अप्पाणयं तु सब्वागमधरोवि ॥२०१॥ 
अप्याणमयाणंतो अग॒णयं चावि सो अयाणंतो । 
कह होदि सम्मदिद्दी जीवाजीवे अयाणंतो ॥२०२॥ ९ युर्मम्‌ ) 
परमाणामात्र भी हो, जिसके रागादिभावकों सात्रा। 
वह सर्वागमधर मी, आत्माको जान नहिें सकता ॥२०१॥ 
प्रात्माको नह जाने, तथा श्रनत्मा भि जो नहीं जाने । 


जीवाजीब न जाने, वह सम्यग्हष्टि केसे हो ॥२०२॥ 


परमाणुमात्रकमपि खलु रागादीना तु विद्यते यस्य । नापि स जानात्यात्मान तू सर्वागमधरो5पि ॥२०१॥ 
आत्मानमजानन्‌ अनात्मानं चापि सोप्जाननु । कथ भवति सम्यगर्हप्टिजीवाजीवावजानन्‌ ॥२०२॥ 


यस्य रागादीनामज्ञानमयानां भावानां लेशतो5पि बिद्यतें सड्भाव:, भवतु स श्रुतकेवलि- 
कल्पो5पि तथापि ज्ञानमयभावानामभावेन न जानात्यात्मानं । यस्त्वात्मानं न जानाति सो$ना- 
त्मानमपि न जानाति स्वछूपपररूपसत्ताश्सत्ताभ्यामेकस्य वस्तुनो निश्चीयमानत्वात्‌ | ततो ये 





नामसंज्ञ- परमाणुमित्तय, पि, हु, रायादि, तु, ज, ण, वि, त, अप्प, तु, सब्वागमधर, वि, अप्प, 
अयाणत, अणप्प, च, अवि, त, अयाणंत, कह, सम्मदिद्ठटि, जीवाजीव, अयाणत । धातुसंज्ञ--विज्ज सत्तायां, 
तु] भात्माको [नापि] नही [जानाति| जानता [च] श्रोर [प्रात्मानं] श्रात्माको [भ्रजानन] 
नहीं जानता हुप्ना [ प्रनात्मानं श्रपि | परको भी [ भ्रजानन्‌ | नही जानता हुप्ना [जीवाजोबौ] 
इस तरह जीव प्रोर भ्रजीव दोनों पदार्थोंकी भी [ब्रजानन्‌ |] नही जानता हुआ [सः] वह 
[सिम्य्हृष्टटि:] सम्यग्हृष्टि [कर्थ भवति | कंसे हो सकता है ? नहीं हो सकता । 
टीकार्थ--जिस जीवके शभ्रज्ञानमय रागादिक भावोंका लेशमात्र है वह जीव प्रायः 
श्रुतकेवलीके समान होनेपर भो ज्ञानमय भावके श्रभावके कारणा प्रात्माको नहीं जानता । 
झोर जो प्रपने भात्माको नही जानता है वह प्रनात्मा (पर) क्रो भी नहीं जानता | क्योंकि 
स्वरूपके सत्त्व प्रोर परस्वरूपक्रे भ्रसत््व्से एक बस्तु निश्चयमे ग्राता है। इस कारण जो 
प्रात्मा श्रौर श्रनात्मा दोनोकों नही जानता है वह जीव भ्रजीव बस्तुको ही नहीं जानता तथा 
जो जीव अ्रजीवको नही जानता वह सम्यम्दृष्टि नही है। इस कारणा रागी ज्ञानके श्रभावसे 
सम्यग्दृष्टि नहीं है । 
तात्पर्य--जो परद्रव्य व परभावोसे विविक्त चित्प्रकाशमात्र स्वकों नहीं जानता बहु 








निर्जेराधिकार ३६६ 


आझ्रात्मानात्मनौ न जानाति स जीवाजीवो न जानाति । यस्तु जीवाजीवो न जानाति स सम्य- 
ग्ृष्टिरेव न भवति । ततो रागो ज्ञानाभावान्न भवति सम्यग्हृष्टि:। आ्रासंसाराज्प्रतिपदममी 
जाण अवबोधने, हो सत्ताया । प्रातिपदिक--परमाणुमात्रक, अपि, खलु, रागादि, तु, यत्‌, न, अपि, तत्‌, 
आत्मन्‌, तु, सर्वागमधर, अपि, आत्मन, अजानतू, अनात्मनू, च, अपि, तत्‌ू, अजानतू । भूलधातु-विद 
सत्तायां, ज्ञा अवबोधने, भू सत्तायां। पद्रविवरण--परमाणुमित्तयं परमाणुमात्रकं-प्रथणमा एकबचन। पि 
अपि-अव्यय । हु खलु-अव्यय । रायादीणं रागादीनां-षष्ठी बहु०। तु-अव्यय । विज्जदे विद्यते-वर्तमान 
लटू अन्य पुरुष एक० क्रिया । जस्स यस्य-षष्ठी एक० । ण न-अव्यय । वि अपि-अव्यय । सो स'-प्रथमा 
एक० । जाणदि जानाति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन । अप्पाणय आत्मानं-द्वितीया ए०। तु-अव्यय । 





सम्यग्दृष्टि नही है । 

भावार्थ--यहाँ रागीका भर्थे लेना है भ्रज्ञानमय रागद्वेंप मोहभाव वाला | श्रज्ञानमय 
मायने भिथ्यात्व प्ननन्तानुबन्धीसे हुए रामादिक । भिथ्यात्वके अभावमें चारित्रमोहके उदयका 
जो राग है वह भ्रज्ञानमय राग नही है। क्योकि ज्ञानीके उस रागके साथ राग नही है, ज्ञानी 
तो कर्मोदयसे जो राग हुप्ना है उसको मेटना चाहता है । ज्ञानीके चाहे वह भ्रव्नरती भी है उसके 
जो रागका लेशमात्र भी नहीं कहा सो रागमें राग लेशमात्र भी नही यह जानना । ज्ञानीके 
ग्रशुभ राग तो अत्यन्त गोण है, परन्तु शुभ राग होता है उस शुभ रागको भ्रच्छा समझ लेश- 
मात्र भी उस रागसे राग करे तो सर्वशास्त्र भी पढ़ लिये हों, मुनि भी हो, व्यवहारचारित्र भी 
पाले तो भी ऐसा समभना चाहिये कि इसने श्रपने प्रात्माका परमार्थस्वकूप नही जाना, कर्मो- 
दयजनितभावको ही भ्रच्छा समझा है उसीसे अपना मोक्ष होना मान रक्‍्खा है । ऐसे मानने 
वाला जीव भअज्ञानी ही है। इसने स्व व परके परमार्थरूपकों नही जाना सो जीव श्रजीब 
पदार्थका भी परमार्थरूप नही जाना श्रौर जिसने जीव श्रजीवकों ही नहीं जाना वह कैसा 
'सम्यग्दृष्टि ? 

ग्रब इसी प्रथेकों कलशमे कहते हैं--आ संसारा इत्यादि । प्रर्थ--हे भ्रन्ध प्राणियों ! 
ग्रनादि संसारसे ये रागी जीव प्रतिपदमें नित्य मत्त होकर जिस पदमें सोये हुए हैं उस पदकों 
तुम ग्रपद समझो, अ्पद समझो (यहाँ दो बार अपद कहनेसे ग्रति करुणाभाव सूचित होता है) 
जहाँ चेतन्यघातु शुद्ध है शुद्ध है अपने स्वाभाविक रसके समूहसे स्थायोभावपनेको प्राप्त होता 
है यह तुम्हारा पद है। सो इस तरफ श्रात्नरो इस तरफ झ्राग्नो यहाँ निवास करो । भावार्थ --ये 
प्राणी भ्रनादि कालसे विकारभांवकों हो श्रपना हितकारी मानकर उनको ही श्रपना स्वभाव 
मानकर उन्हीमें रम रहे है। उनको श्री गुरु करुणा करके संबोधन कर रहे है कि हे अंघे 
प्राणियों ! तुम जिस पदमें सोये हो, रम रहे हो वह तुम्हारा पद नहीं है तुम्हारा पद तो 





३६२ संमयसार॑ 


रागिणो नित्यमत्ता:सुप्ता यस्मिन्नेपदमपद तहिवुध्यध्वमंधा: । एतैलेतः पदमिदमिदं यंत्र चैतन्य* 
धातु: शुद्ध: शुद्ध: स्व॒ससभरत: स्थायिभावत्वमेति ॥१३१८॥ |, २०१-२०२४ 





सब्वागमधरो सर्वागमधर:-प्र ० ए० । वि अपि-अव्यय । अप्पाण आत्मानं-द्वितीया एक० । अयाणंतो अजा- 

नन्‌-प्रथमा एक० । अणप्पयं अनात्मान-द्वि० एक० | च-अव्यय । अबि अपि-अब्यय । सो स-प्र ० एक० । 
अयाणंतो अजाननु-प्रथमा एक० । कह कथं-अव्यय । होदि भवति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० किया | 
सम्मदिट्ठी सम्यग्हष्टि'-प्रथमा एक० । जीवाजीवे-प्रथमा बहु०। जीवाजीवौ-प्रथमा द्विवचम । अयाणंतो 
अजानन्त:-प्रथमा बहुबचनन | २०१-२०२॥ 


चैतन्यस्वरूप मय है उसको प्राप्त होग्नो याने पर व परभावसे विविक्त शुद्ध चेतन्यरूप श्रपने 
भाबका अआक्चय करो । 

प्रसंगविवरशा--श्रनन्तरपूर्व गाथावोमे यह प्रसिद्ध किया गया था कि रागी पुरुष 
याने औप।धिक भावोंमें लगाव रखने वाला पुरुष सम्यन्दशटि नहीं होता है । सो भ्रब इस गाथा* 
युगलमे यह दर्शाया गया है कि रागी पुरुष सम्यग्हृष्टि कैसे नही होता है । 

तथ्यप्रकाश-- १-जिसके रागांदि अज्ञानमय भावोंका यदि रंच भी सद्भाव हो तो 
बह ज्ञानमय भावके नहीं होनेसे प्रात्माको नही जानता है । २-जो आत्माकों आत्मरूपसे नहीं 
जानता वह भ्रनात्माको प्रननात्मरूपसे नहीं जान पाता। ३-किसी भी एक वस्तुका निश्चय 
स्वरूपसे सत्त्व श्र पररूपसे भ्रसत्त्वके निर्णायस होता है। ४-जो प्रात्मा ग्रनात्माको नहीं 
नहीं जानता है वह ग्ाख़वादिक तत्त्वोको भी नही जानता । ५-जो मोक्षमार्गके प्रयोजनभूत 
तत्त्वोको नही जानता है वह सम्यग्दष्टि नही । ६--परभावमे प्रनुरक्त जीव ज्ञानमयस्वरूपका 
ज्ञान श्रद्धान न होने सम्यग्हष्टि नही है । 

सिद्धान्त--१--ग्रज्ानमय रागादि भावकों आत्मस्वकहूप मानने वाला श्रज्ञानी है । 
२० प्रात्माको स्वद्रव्य क्षेत्र काल भावसे ग्रात्महूप समभने वाला ज्ञानी ही परद्रव्यको परद्रव्य 
रूपसे समझ सकता है । 

हृष्टि-- १-प्रशुद्धनिश्वयनय (४७) । २-स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्याथिकनय व परद्रव्या- 
दिग्राहक द्रव्याथिकनय (२८५, २६) । 

प्रयोग--संसारसंकटसे छूटनेके मार्गमे चलनेके लिये ग्रपनेको प्रौपाधिक भावोंसे 
विविक्त ज्ञानमात्र अनुभवनेका पोरुष करना ॥|२०१--२०२॥। 

यदि जानना चाहो कि श्रात्माका स्वपद कहाँ है ? सो सुनिये--[आत्मनि|] भ्रात्मामें 
[ श्रपदानि | अ्रपदरूप [द्रव्यमावान्‌] द्रव्य भावरूप सभी भावोंको [घुक्त्वा] छोड़कर [नियत] 


निजेराधिकारे ३६३ 
किन्नास तत्पदं ? इत्याह-- 


आदि दव्वभावे अपदे मोत्तण गिण्ह तह णियदं । 
थिरमेगमिम॑ भाव॑ उवलब्भंत सहावेश ॥२०३॥ 


निजमें अपद द्रव्यभा-वोंको तजि भाव ग्रहण कर अपना । 
नियत एक यह शाश्वत, स्वभावसे लभ्यमान तथा ॥२०३॥ 
आत्मनि द्रव्यभावानपदानि मुकत्वा गरृहाण तथा तियत । स्थिरमेकमिम भावमुपलभ्यमानं स्वभावेन । 
इह खलु भगवत्यात्मनि बहुनां द्रव्यभावानां मध्ये ये किल ग्रतत्स्वभावेनोपलभ्य- 
माना:, ग्रनियतत्वावस्था:, श्रनेके, क्षणिका:, व्यभिचारिणों भावाः ते सर्वेषपि स्वयमस्थायित्वेन 
स्थातुः स्थानं भवितुमशक्यत्वादपदभूता: । यस्तु तत्स्वभावेनोलभ्यमानों नियतत्वावस्यः, एकः 
नित्य:, प्रव्यभिचारी भावः, स एक एवं स्वयं स्थायित्वेत स्थातु: स्थान भवितं शक्यत्वात्‌ 
पदभूत: । ततः सवनिवास्थायिभावान्‌ मुक्त्वा स्थायिभावभुतं, परमाथथेरसतया स्वदमानं ज्ञान 








नामसंज्ञ- अत्त, दव्वभाव, अपद, तह, णियद, थिर, एग, इम, भाव, उवलब्भत, सहाव । घातु 
संजञ - मच त्यागे, गिष्ठ ग्रहण, उव-लभ प्राप्तो । प्रातिषदिक--आत्मनु, द्रव्यमाव, अपद, तथा, नियत, 


अि+ +-+-++७४ “४“-++++5+5-न«५5 “+»+हनननलकत ७००००». 


निश्चित [स्थिरं] स्थिर [एक | एक [तथा] व [स्वभाबेन ] स्वभावसे ही [उपलब्यमान ] 
हुण किये जाने वाले [इमं] इस प्रत्यक्ष अ्नुभवगोचर [भावं] चैतन्यमात्र भावको है भव्य ! 

तू [गृहारण | ग्रहण कर । वही तेरा पद है । 

तात्पयं--ग्रौपाधिक प्राकार विकारोंसे विमुख होकर अपने स्थिर नियत एक चैतन्य- 
स्वभावको ग्रहण करो । 

टीकार्थ--बास्तवमे इस भगवान्‌ प्रात्मामें जो द्रव्यभावरूप बहुत भावोंमे से श्रात्माके 
स्वभावसे रहित रूपसे उपलभ्यमान, अनिश्चित अवस्थारूप, अ्रनेक, क्षणिक व्यभिचारी भाव 
है, वे सभी स्वय अस्थायी होनेसे ठहरने वाले ग्रात्माके ठहरनेका स्थान होनेके लिये श्रशक्य 
होनेके कारण श्रपदस्वरूप है और जो भाव आत्मस्वभावसे ग्रहणमें झाने वाला, निश्चित 
प्रवस्थारूप एक, नित्य गअ्रव्यभिचारी है ऐसा एक चंतन्यमात्र ज्ञान भाव स्वयं स्थायी भाव- 
स्वरूप होनेके कारण स्थित होने वाले श्रात्माके ठहरनेका स्थान होनेसे पदभूत है । इस 
कारण सभो श्रस्थायी भावोको छोड़कर स्थायीभूत परमार्थरसरूपसे स्वादमे प्राता हुआ यह 
ज्ञान ही एक श्रास्वादन करने योग्य है । 

भावा्थ--पू्व प्रकरणमें जो वर्णादिक ग्रुणस्थानांत भाव कहे थे वे सभी क्रात्मामे 
प्रनियत, प्रतेक, क्षणिक, व्यभिचारी भाव हैं वे भ्रात्माके पद नही हैं । किन्तु यह जो स्वसंवे- 














३६४ सेपयसार 


मेकमेवेदं स्वाद्य । एकमेव हि तत्स्वाद्य विपदामपदं पदं । श्रपदान्येव भासंते पदान्यन्यानि 
यत्पुर: ॥१३६।॥। एक्ज्ञायकभावनिर्भ रमहास्वादं समासादयन्‌ स्वाद दृद्धमयं विधातुमसह: सवा 





स्थिर, एक, इदम्‌, भाव, उपलभ्यमान, स्वभाव । मूलधातु- मुच्ल मोक्षणे ग्रह उपादाने, डुलभष प्राप्तो। 
पदक्षिबरण--आदम्हि आत्मनि-सप्तमी एकबचन । दव्वभावे द्रव्यभावान-द्वितीया बहुबचन । अपदे अप- 
दनस्वरूप ज्ञान है वह नियत है, एक है, नित्य है, भ्रव्यभिचारी है, स्थाय भाव है | भ्रतः वह 
ज्ञानमात्र भाव प्रात्माका पद है सो ज्ञानियोके यही एक स्वाद लेने योग्य है । 
भ्रब इस भ्रथंकों कलशमे कहते है-- एकमेव इत्यादि । अर्थ---वही एक पद प्रास्वादने 
योग्य है जो श्रापदावोंका पद नही है अर्थात्‌ जिस पदमे कोई भी प्रापदा नही रह सकतो 
तथा जिसके श्रागे श्रन्य सभी पद अपद प्रतिभासित होते है। भावा्थं-- एक ज्ञान ही श्रात्मा 
का परमार्थ पद है इसमें कुछ भी भ्रापदा नही है इसके आगे अन्य सभी पद झापदा स्वरूप 
(प्राकुलतामय) होनेसे भ्रपद हैं । 
भ्रब बताते हैं कि ज्ञानी प्रात्मा ज्ञानका ग्रनुभव किस तरह करता है--एक ज्ञायक 
इत्यादि । श्रथ-- एक ज्ञायकमात्र भावसे भरे हुए ज्ञानके महास्तादको लेता हुआ यह प्रात्माके 
अनुभव (प्रास्वाद) के प्रभावसे विवश आत्मा विशेषके उदयकों गौणा करता हुआझा सामान्यको 
ग्रहण करता हुआ्ला समस्त ज्ञानको एकत्वको प्राप्त कराता है । 
भावार्थ--एकस्वरूप सहज ज्ञानके रसीले स्वादके सामने श्रन्य रस फीके है । ज्ञानके 
विशेष ज्ञेयके विकल्पसे होते है । सो जब ज्ञानसामान्यका स्वाद लिया जाता है याने प्रनुभव 
किया जाता है तब सब ज्ञानके भेद गोए हो जाते है एक ज्ञान ही स्वयं ज्ञेयहूप हो जाता है | 
प्रसंगविबरण--अश्रनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि अज्ञानमय राग वाला जीव 
ज्ञानमय निज आत्मपदको न जाननेसे सम्यग्दष्टि नही है। अ्रब इस गाथामें उस ज्ञानमात्र निज 
पदको बताया गया है व उसको ग्रहण करनेका उपदेश किया गया है । 
तथ्यप्रकाश--१- श्रात्मामे गुण व द्वव्यव्यक्षन पर्यायें है व अनेकों गुणव्यञ्जन पर्यायें 
है । २- जो भाव भात्माके रवभावरूप नही, किन्तु भ्रौपाधिक है वे प्रस्थायी भाव हैं। ३-जो 
भाव झग्रात्मामे नियत नहीं, किन्तु श्रनियत दशावोंरूप है वे श्रस्थायी भाव है । ४- जो भ्रनेक 
रूप होते रहते हैं, एकरूप नही वे भाव अस्थायी भाव है। ५- जो भाव क्षणविनश्बर हैं 
शाश्वत नही वे भाव भ्रस्थायी भाव है। ६- जो कभी हुए, कभी न हुए याने व्यभिचारी हैं 
प्रव्यभिचारी नही याने शाश्वत सहज नही वे सब ग्रस्थायी भाव हैं । ७-अ्रस्थायी भाव प्रात्मा 
में शाश्वत स्थान न पानेके कारण शअ्रपद है । ८- स्वभावरूप, नियत, एक, शाश्वत, श्रव्यभि- 





निर्जराधिकार ३६५४५ 


बस्तुवृत्ति विदन्‌ । आ्रात्मात्मानुभवानुभावविवशों अ्रश्यद्विशेषोदयं सामान्य कलयत्किलैष सकल॑ 
ज्ञानं नयत्येकता ॥१४०॥ ।॥। २०३ ॥ 

दानि-ह्वि० बहु० । मोत्तूण मुक्त्वा-असमाप्तिकी क्रिया | गिष्ह गृहाण-आज्ञार्थे लोट मध्यम पुरुष एक० । 

तह तथा-अव्यय । णियदं नियतं-द्वि० एक० । थिरं स्थिरं-द्वि० एक०। एक-द्वि० ए० | इम-द्वि० ए०। 
भावं-द्वि० ए० । उवलब्भंतं उपलभ्यमान-द्वि० एक० । सहावेण स्वभावेन-तृतीया एकबचन ।। २०३ ॥ 











घारो ज्ञानमात्रभाव प्रात्मामें प्रनवरत आ्रात्ममय होनेसे आत्माका पदभूत है। €- भ्रनुभवर्मे 
एक ज्ञानसान्र भाव होनेपर रंच भी कोई विपत्ति नहीं है। १०- एक ज्ञानमात्रभावके समक्ष 
भ्रन्य परिणमन सब अपद व विपन्न प्रतिभासित होते हैं । 

सिद्धान्त-- १- प्रात्मा अखण्ड शाश्वत ज्ञानमात्र है। २- ग्रात्मामें उठे विभाव 
ध्रात्माके पद नहीं है । 

हृष्टि-- १- अ्खण्ड परमशुद्धनिश्वयनय (४४) । २- प्रतिषेधक शुद्धनय (४६पश्र)। 

प्रयोग--सर्व विपदावोको सदाके लिये नष्ट कर शाश्वत ग्रानन्दमय होनेके लिये श्रपने 
भ्रापके शाश्वत अविकार ज्ञानमात्र स्वभावकों ही उपयोगमें ग्रहण करने व ग्रहण किये रहनेका 
पौरुष करना ॥| २०३ ॥। 

एक स्थायी सहजज्ञानभाव क्या है ?--  ध्राभिनिबोधिफश्रुतावधिमनःपर्य यकेवल चर] 
मतिज्ञान ध्रुतज्ञान, भ्रवधिज्ञान, मन:पर्ययज्ञान और केवलज्ञान [तत्‌ एकमेव पद मवति | वह 
सब एक ज्ञान ही पद है [एः सः परमार्थ:] यह वह परमार्थ है [यं लब्ध्वा] जिसको पाकर 
प्रात्मा [निबुृति] मोक्षपदकों [याति] प्राप्त होता है । 

तात्पयें---सहज ज्ञानस्वभावके श्राश्रयसे ही मुक्तिका लाभ होता है । 

टोकार्थे-- वास्तवमें श्रात्मा परम पदार्थ है श्रौर वह ज्ञान ही है, वह श्रात्मा एक हो 
पदार्थ है इस कारण ज्ञान भी एक पदको ही प्राप्त है, और जो यह ज्ञाननामक एक पद है वह 
परमार्थस्वरूप साक्षात्‌ मोक्षका उपाय है। मतिज्ञानादिक जो ज्ञानके भेद है वे इस ज्ञाननामक 
एक पदको भेदहूप नहीं करते, किन्तु वे मतिज्ञानादिक भेद भी एक ज्ञाननामक पदका ही 
प्रभिनन्‍्दन करते है । यही कहते है---जैसे इस लोकमें घनपटलोंसे, बादलोंसे प्राच्छादित तथा 
उन बादलोंके दूर होनेके भ्ननुसार प्रगटपना धारण करने वाले सूर्यके जो प्रकाशके होनाधिक 
भेद है वे उसके प्रकाशरूप सामान्य स्वभावकोीं नहीं भेदते, उसी प्रकार कमंसमूहोंके उदयसे 
आच्छादित तथा उस कमंके विघटनके अनुसार प्रगटपनेको प्राप्त हुट ज्ञानके होनाधिक भेद 
भ्रात्माके सामान्य ज्ञानस्वभावकों नही भेदते, बल्कि वे भेद आत्माके ज्ञानसामान्यका अभिनंदन 


३६६४ समयसार 
तथाहि-- 
आभिशिसुदोहिमणकेवरल च त॑ होदि एक्कमेव पद । 
सो एसो परमट्‌ठो ज॑ लहिदु णिव्युदि जादि ॥१०४॥ 
मति श्रुत श्रवधि मनःप-यंय केवल सर्वज्ञान एक हि पद । 
वह यह परमार्थ जिसे, पाकर निर्वार/ा मिलता है ॥२०४॥ 
क्षाभिनिबोधिकश्रुतावधिमन पर्ययकेवल च तड्धूवत्येकमेव पद । स एप परमार्थो य लब्ध्वा निवृ ति याति । 
ग्रात्मा किल परमार्थ:: तत्तु ज्ञानं, आत्मा च एक एवं पदार्थ;, ततो ज्ञानमप्येकमेव पढ॑, 
यदेतत्त ज्ञानं नामक पद स एव परमार्थ: साक्षान्मोक्षोपायः । न चामिनिबोधिकादयों भेदा इंद- 
मेकपदमिह भिदंति । कि तु तेइ्पोदमेवैक पदमभिनंदंति । तथाहि-यथाज्र सवितुघंनपटलावगुडि- 
तस्य तद्विघटनानुसारेण प्राकट्यमासादयत: प्रकाशनातिशयभेदा न तस्य प्रकाशस्वभावं भिदंति॥ 
.. नामसंज्ञ- आभिणिसुदोहिमणकेवल, च, त, एक्क, एवं, पद, त, एत, परमट्ठ, ज, णिव्युदि । धातु 
संज्--हो सत्तायां, लभ प्रापणे, जा गतौ | प्रातिपदिक--आभिनिबोधिकश्रतावधिमन:पर्ययकेवल, च, तत्‌, 


हो करते है । इसलिये जिसमें समस्त भेद दूर हो गये हैं ऐसे भ्रात्माके स्वभावभूत एक ज्ञान 
को ही झ्ालम्बन करना चाहिये । उस ज्ञानके आलम्बनसे हो निज पदको प्राप्ति होती है, उसी 
से भ्रमका नाश होता है, उसीसे ग्रात्माका लाभ होता है श्लौर प्रनात्माके परिहारकी सिद्धि 
होती है । ऐसा होनेपर कर्मके उदयकी मूर्छा नहीं होती, राग द्वेष मोह नही उत्पन्न होते, 
रागद्वेष मोहके बिना फिर कमंका आखब नही होता, श्राल्रव न होनेसे फिर कमेंबंध नही होता, 
झोर जो पहले कम बचधि थे वे उपभुक्त होते हुए निजंराको प्राप्त होते है और तब सब कर्मोंका 
प्रभाव होनेसे साक्षात्‌ मोक्ष होता है । 

भावार्थ--ज्ञानमे भेद कर्मोके विघटन (क्षयोपशमादि) के अनुसार होते है सो वे श्ञान- 
विकासभेद कुछ ज्ञानसामान्यकों अज्ञानहप नही करते, बल्कि ज्ञानस्वरूपको ही प्रगट करते 
हैं। इसलिए भेदोंको गौरा कर एक ज्ञानसामान्यका प्रालम्बन करके आ्रात्माका ध्यान करना । 
इसीसे सब सिद्धि होती है ! 

ग्रब इसी श्रथंकों कलशमें कहते है--श्रच्छाच्छा: इत्यादि | अर्थ--समस्त पदार्थोके 
समूहरूप रसके पोनेके बहुत बोभसे मानों मतवाले हुए ग्रनुभवमे श्राये हुए ज्ञानके भेद निर्मल 
से निर्मल प्रपने श्राप उछलते है--वह यह भगवान अ्रदृभ्ुतनिधि वाला चैतन्यरूप समुद्र उठतो 
हुई लहरोंसे प्रभिन्‍्तरस हुआ एक होनेपर भी अनेकरूप हुझ्ना दोलायमान प्रवतंता है । 
भावाथं-- जैसे बहुत रत्नोंसे भरा समुद्र सामान्यहृष्टिसे देखो तो एक जलसे भरा है तो भी 





निर्जराधिकार ३६७ 


तथा5घत्मन:ः कर्मंपटलोदयावगुंठितस्य तद्विघटनानुसारेश प्राकद्यमासादयतों ज्ञानातिशयभेदा न 
सस्य ज्ञानस्वभावं भिद्यु, कि तु प्रत्युतमभिनंदेयुः॥ ततो निरस्तसमस्तभेदमात्मस्वभावशभूत॑ 
ज्ञानमेवंकमालम्ब्यं । तदालंबनादेव भवति पदप्रा8, नश्यति अआंति:, भवत्यात्मलाभ:, सिद्धत्य- 
नात्मपरिहारः, न कम मूछेति, न रागद्वेषमोहा उत्प्लवंते, न पुनः कर्म प्रात्वति, न पुनः कमें 





एक, एवं, पद, ततू, एत, परमार्थ, यत्‌, निद्व ति। मूलघातु--५ सत्ताया, या प्रापणो। पदविवरण-- 
आभिणिसुदोहिमणकेवल आभिनिबोधिकश्रुतावधिमन.पर्ययकेवलं-प्रथमा एकबचन | च-अव्यय | तं, तत्‌- 
प्रथमा एक० । होदि भवति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० । एकक्‍्क एकं-प्रथमा एक०। एब-अव्यय । पद- 








उसमें निमंल छोटी बड़ी अनेक लहरें उठती है वे सब तरंग एक जलरूप ही हैं उसो तरह 
यह प्रात्मा ज्ञानसमुद्र है सो एक ही है इसमें झनेक गुण है भ्ौर कर्मके निमित्तसे ज्ञानके 
प्रनेकभेद अपने श्राप व्यक्तिरूप होकर प्रगट होते है सो उन सब ज्ञान व्यक्तियोंको एक शानरूप 
ही जानना, खंड खंड रूप नहीं । 

प्रब श्रौर क्‍या ?--क्लिश्यंतां इत्यादि । श्रर्थ--कोई जीव दुष्करतर क्रियावोंसे 
तथा मोक्षसे परान्मुख कमोसे स्वयमेव मनचाहा भले ही क्लेश करें और कोई मोक्षके सन्मुख 
याने कथंचित्‌ जिनाज्ञामें कहे गये ऐसे महान्रत तथा तपके भारसे बहुत काल तक भग्न 
(पीड़ित) हुए भो क्रियावोसे भले ही क्लेश करें, किन्तु साक्षात्‌ मोक्षस्वरूप तो यह निरामयपद- 
भूत तथा अपनेसे ही श्राप वेदने योग्य ज्ञानपद है इसे ज्ञान गुणके बिना किसी तरहके कष्ट 
से भी वे प्राप्त करनेके लिये समर्थ नही है। भावार्थ - ज्ञानस्वभावको प्राप्ति ज्ञानवृत्तिसे ही 
हो सकतोी है, बाह्य आचरणा तो ग्रशुभसे हटाकर ज्ञानवृत्तिसे रहनेका मोका देते है । 

प्रसंगविवरण--अ्रनन्तरपूर्व गाथामें बताया गया था कि शाश्वत एकस्वरूप होनेसे 
ज्ञानमातन्र स्वभाव ही मात्र एक श्रात्माका पद है। प्रब इस गाथामें उसी ज्ञानैकत्वका समर्थन 
किया गया है । 

तथ्यप्रकाश--- १- अपना ग्रात्मा अपना परम पदार्थ है। २- ज्ञानस्वरूप होनेसे सब 
द्रव्योंमें याने पदार्थोमि भी परम पदार्थ है। ३- श्रपने श्राप आ्रात्मा एक ही पदार्थ है श्रौर 
ज्ञानस्वभाव ही प्रात्मपदा्थंका एकमात्र पद है । ४- आ्रात्माका जो एक शाश्वत ज्ञानमात्र पद 
'है उसका प्राश्नय ही वास्तवमें मोक्षमा्ग है। ५- मतिज्ञान, भ्रुतज्ञान, अबधिज्ञान, मनः:पर्यय- 
ज्ञान, केवलज्ञान ये ज्ञानगुणको पर्यायें आत्माके शाश्वत ज्ञानमात्र पदका भेदन नही करते, 
'बिन्तु एक ज्ञानमात्र पदको ही प्रसिद्ध करते है। ६- ग्रभेद ग्रात्मस्वभावभूत एक ज्ञानमात्र 
'सहजभावका ग्रालम्बन करनेसे श्रात्मपदकी प्राप्ति होती है। ७- अ्ात्मपदकी प्राप्ति होते ही 


३६९८ समयसार 


बध्यते, प्रारबद्ध कर्मोपभुक्तं निर्जीयते, कृत्स्तकर्माभावात्‌ साक्षान्मोक्षो भवति ॥ प्रच्छाच्छा: 
स्वयमुच्छलंति यदिमा: संवेदनव्यक्तयों निष्पीताखिलभावमंडलरसप्राग्भारमत्ता इव । यस्याधि- 
न्‍्तरस: स एब भगवानेकोप्यनेकीभवन्‌ बल्गत्युत्कलिकाभिरदभुतनिधिश्चैतन्य रत्नाकर: ॥१४१॥ 
किच--क्लिएयंतां स्वयमेव दुष्करतर॑मॉक्षोन्मुख: कर्मभि: विलश्यंतां च परे महाब्रततपोभारेण। 
भर्ताश्विरं । साक्षान्मोक्ष इदं निरामयपद॑ संवेद्यमानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानगुणं विना कथमपि प्राध्तुं 
क्षमंते न हि ।7४२॥। ॥ २०४ ४ 








प्रथमा एक० | सो स'-प्र० ए० | एसो एष-प्र० ए० | परमद्ठो परमार्थ.-प्र० ए०। ज॑ यं-द्वितीया एक० | 
लहिदु लब्ध्वा-असमाप्तिकी क्रिया । णिव्बुदि निदू ति-द्वि० एक० । जादि याति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष 
एकवचन किया ।। २०४ ॥। 











श्रात्मश्रान्ति नष्ट होतो है । ८५- ग्रात्मअ्रान्ति नष्ट होते ही ग्रात्मलाभ होता है। ६- ग्रात्म- 
लाभ होते हो ग्रनात्मतत््वका परिहार होता है । १०- ग्रनात्मतत्त्वका परिहार होते हो कर्मो 
दय मूर््छा नही कर पाते हैं। ११- कर्मोदयमूर्चर्ईा नष्ट होते ही राग द्वेष मोह नही होते । 
१२- रागादिका प्रभाव होनेपर फिर कमंका भ्राख़बन नही होता। १३- कर्मास्व न होनेपर 
कमंबन्ध नही होता । १४- कर्मास्रवका व कर्मंबन्धका श्रभाव होनेपर प्राग्बद्ध कर्म भ्रुगकर 
निर्जीणें हो जाते हैं । १५- शभ्रास्वाभाव, बन्धाभाव व निजेरा हो होकर समस्त कर्मका 
ग्रभाव होते ही साक्षात्‌ मोक्ष हो जाता है। १६- इस स्वसंवेद्य शाश्वत ज्ञानमान्र भ्रात्मपदके 
पाये बिना कोई कितने ही कठोर ब्रत तप भ्रादि करे तो भी उसका मोक्ष अ्सम्भव है । वह 
सब चेष्टा क्लेशमात्र है । 

सिद्धान्त--१- मति श्रुत श्रवधि मन:पर्ययज्ञान प्रात्माके एकदेश शुद्ध विभाव गुर- 
व्यञ्जन पर्यायें है। २- केवलज्ञान आ्रात्माका स्वभावगुणव्यञ्जनपर्याय है । ३- शाश्वत 
ज्ञानमात्र सहज भाव ग्रात्माका शाश्वत भ्रात्मभूत स्वभाव है । 

हृष्टि-- १- उपादानहृष्टि (४६ब) । २- सभेद शुद्धनिश्वयनय (४६अ्न)। ३- ग्रखंड 
परमशुद्धनिश्चयनय (४४) । 

प्रयोग--निविकल्प निराकुल श्रात्मानुभव पानेके लिये व्यक्तरूप मतिज्ञान श्रुतज्ञान 
अ्वधिज्ञान भ्रादि ज्ञानपर्यायोंके ख्रोतभूत एक ज्ञानमाश्रस्वभावका उपयोग करने व बनाये रक्त 
का पौरुष करना ॥ २०४ ॥| 

प्रव ज्ञानलाभका उपदेश करते हैं--है भव्य [यदि] यदि तुम [कर्मंपरिमोक्षं] कर्म 
का सब तरफसे मोक्ष करना [इच्छसि| चाहते हो [तु] तो [तत्‌ एतत्‌ नियतं] उस इस 





निर्जंराधिकार ३६६ 


णाणगुणेण विहीशा एयं तु पयं वहुवि ण्‌ लहंति। 
त॑ गियह शियदमेदं जदि इच्छसि कम्मपरिमोक्‍्खं ॥२०५॥ 
ज्ञानगुशहीन आत्मा, इस पदको प्राप्त कर नहीं सकते । 
सो यह नियत गहो पद, यदि चाहो कमंसे मुक्ति ॥२०५॥ 
ज्ञानगुणेन विहीना एतत्तु पद बहवो5पि न लभंते । तदगृहाण नियतमेतद्‌ यदीच्छसि कर्मपरिमोक्ष ॥२०५॥ 
यतो हि सकलेनापि कर्मणा करमंणि ज्ञानस्थाप्रकाशनात्‌ ज्ञानस्थानुपलंभः । केवलेन 
ज्ञानेनिव ज्ञान एव ज्ञानस्य प्रकाशनाद्‌ ज्ञानस्योपलंभः । ततो बहवो5पि बहुनापि कमंणा ज्ञान- 








घातुसंश-- लभ प्राप्ती, गिण्ह ग्रहरो, इच्छु इच्छाया | प्रातिपदिक--ज्ञानगुण, विहीन, एतत्‌, तु, पद बहु, 
अपि, न, ततू, नियत, एतत्‌, यदि, कर्मपरिमोक्ष । मूलधातु-डुलभष प्राप्तौ, ग्रह उपादाने, इषु इच्छायां । 








निश्चित ज्ञानको [ग्ृहाण | ग्रहण कर । क्योंकि [ज्ञानगुणोन विहीनाः ] ज्ञान गुणसे रहित 
[बहबः अपि] अ्रनेकी पुरुष भी [एतत्‌ पद] इस ज्ञानस्वरूप पदको [न लमंते] नहीं प्राप्त 
करते । 

तात्पयें--ज्ञानसे ज्ञानमें सहजज्ञानस्वरूपका प्रनुभव किये बिना इस केवल ज्ञानस्वरूप 
पदको प्राप्त नही किया जा सकता । 

टीकार्थ - जिस कारणा समस्त भी कर्मों द्वारा कममें ज्ञानका प्रकाशन न होनेके 
कारण ज्ञानका पाना नहों होता, केवल एक ज्ञान द्वारा ही ज्ञानमें ज्ञानका प्रकाशन होनेके 
कारण ज्ञानसे ही ज्ञानका पाना होता है । इस कारण ज्ञानशुन्य बहुतसे प्राणी प्रनेक प्रकारके 
कर्मकि करनेपर भी इस ज्ञानके पदको प्राप्त नही करते श्रोर इस पदको न पाते हुए वे कर्मसे 
नही छूटते । इस कारण कमंमोक्षके प्रभिलाषी भव्यको तो केवल एक ज्ञानके प्रवलम्बन द्वारा 
नियत इसी एक पदको प्राप्त करना चाहिये। भावा्थ--ज्ञानसे हो मोक्ष होता है कर्म करनेसे 
नहीं । ६स कारण मोक्षार्थीकों ज्ञानका ही ध्यान करना चाहिये । 

प्रब इसी अर्थको कलशमें कहते है--पदमिदं इत्यादि । श्रर्थ--यह ज्ञानमय पद कमें 
करनेसे तो दुष्प्राप्प है श्लोर स्वाभाविक ज्ञानकी कलासे सुलभ है । इस कारण श्रपने निज ज्ञान 
की कलाके बलसे इस ज्ञानको ग्रहण करनेके लिये सब जगत्‌ प्रभ्यासका यत्तन करो । भावा्थे- 
यहाँ समस्त कर्मकाण्डके पक्षसे छुड़ाकर ज्ञानके प्रभ्यास करनेका उपदेश किया है । यहाँ ज्ञान 
की कला कहनेसे ऐसा सूचित होता है कि जब तक पृरणुंकला प्रकट न हो तब तक जो ज्ञान है 


३७० समयसार 


शून्या नेदमुपलभंते । इदमनुपलभमानाश्च न कर्मभिविप्रमुच्यंते तत: कर्ममोक्षाथिना केवलज्ञाना- 
वष्टंभेन नियतमेवेदमेकं पदमुपलंभनोयं । पदमिदं ननु कर्मंदुरासदं सहजबोधकलासुलभं किल । 
तत इदं निजबोधकलाबलात्कलयितुं यततां सततं जगत्‌ ॥१४३॥ ॥॥ २०५ ॥। 





ड्ितीया एकवचन । पयं पद-द्वितीया एक० । वहू बहव-प्रथमा बहु० । वि अपि-अव्यय । ण न-अव्यय । 
लहंति लभते-वर्तेमान लट्‌ अन्य प्रुरुष बहु० | त तद्‌-द्वितीया एक० । गिण्ह ग्रहाण-आज्ञाथे लोटू मध्यम 
पुरुष एक० । णियदं नियतं-द्वि० ए० । एद एततु-द्वितीया एक० । जदि यदि-अव्यय । इच्छसि-वर्तमान 
लट्‌ मध्यम पुरुष एकवचन । कम्मपरिमोवख कर्मपरिमोक्षं-द्वितीया एकबचन ॥२०५।॥॥ 
बह होन कलास्वरूप है मतिज्ञानादिरूप है। उस ज्ञानकोी कलाके ग्रभ्पाससे पूर्णाकला याने 
केवलज्ञानस्वरूप कला प्रकट होती है । 
प्रसंगविवरण--प्रनन्तरपूर्व गाथामें बताया गया था कि जिसका लाभ पाकर ही 
मोक्ष प्राप्त होतः है उस सहज ज्ञानमात्र श्रात्मपदका प्रालंबन लेना चाहिये । ग्रब इस गाथामें 
उसी तथ्यका व्यतिरेक सम्बन्ध पूवंक समर्थन करके इस ज्ञानपदके ग्रहणका ग्रनुरोध किया है। 
तथ्यप्रकाश-- (१) ज्ञानको उपलब्धि केवल ज्ञानके ज्ञानमें ही ज्ञानके प्रकाणनसे होती 
है । (२) समस्त कर्मों (क्रियावों) द्वारा भी कमंमे ज्ञानका प्रकाश असम्भव है, ग्रतः कमसे 
ज्ञानकी उपलब्धि नहीं होती । (३) ज्ञानशून्य क्रियाकाण्डके पक्षपाती अनेक कर्मोके। करके भी 
इस ज्ञानपदको प्राप्त नही कर पाते । (४) शाश्वत ज्ञानमात्र आत्मपदको न पाने वाले कर्मसे 
नही छूट सकते । (५) कमंसे मोक्ष चाहने वाले पुरुषोको केवल ज्ञानके आलम्बन द्वारा इस 
एक नियत ज्ञानमात्र झ्त्मपदका झालम्बन लेना चाहिये। (६) यह सहज ज्ञ।नमात्र आत्मपद 
सहजनज्ञानकला द्वारा सुलभ है। (७) कल्याण चाहने वाले जीवोको निज ज्ञानकलाके बलसे 
एक नियत अपने सहज ज्ञानस्वभावका उपयोग करनेका प्रयत्न करना चाहिये । 
सिद्धान्त--( १) ज्ञानगुणरहित याने ग्ज्ञानी जीव ज्ञानमात्र इस झ्ात्मपदको न प्राप्त 
कर अपद विकारोंमे ही रमते है। (२) एक सहज ज्ञानमात्र आत्मपदका आ्रालम्बन होनेपर 
कर्ममोक्ष होता है । 
हष्टि--- १- अशुद्धनिश्वयनय (४७) । शुद्धभावनापेक्ष शुद्ध द्रव्याथिकनय (२४ब)। 
प्रयेग--समस्त कमंविपदावोसे मुक्तिका लाभ लेनेके लिये नियत शाश्वत एक सहज 
ज्ञानमान्न स्वभावकी दृष्टि प्रतीति श्रनुभूति बनाये रहनेका पौरुष करमा ॥ २०५ ॥ 
झरोर क्‍या ? [एतस्मिन्‌| हे भव्य जीव इस ज्ञानमें [नित्य] सदा [रतः भव] रुचिसे 
लीन होप्रो और [एतस्मिन्‌] इसीमें [नित्य] हमेशा [संतुष्टः] भव संतुष्ट होन्नो और [एतेन] इसी 


निर्जराधिकार ३७१ 


एद्मि रदो णिच्च॑ संतुट्ठो होहि णिल्चमेदल्मि। 
एदेण होहि तित्तो होहदि तुह उत्तमं सोक्खें ॥२०६॥ 


इस ज्ञानमें सदा रत, होश्रो संतुष्ट नित्य इस हो में । 
इससे हि तृप्त होप्नो, सुख तेरे उत्तम हि होगा ॥२०६॥ 
एतस्मिनु रतो नित्य सतुष्टो भव नित्यमेतस्मिन्‌ । एतेन भव तृप्तो भविष्यति तवोत्तमं सौर्य ।। २०६ ॥ 
एतावानेव सत्य प्रात्मा यात्रदेतज्ञानमिति निश्चित्य ज्ञानमात्र एवं नित्यमेव रतिमु- 
पैहि । एतावत्येव सत्याशी:, यावदेतज्ज्ञानमिति निश्वचित्य ज्ञानमात्रेणव नित्यमेव संतोषमुप॑हि । 
एतावदेव सत्यमनुभवनीयं यावदेव ज्ञानमिति निश्चित्य ज्ञानमात्रेणब नित्यमेव तृप्तिमपहि । 


किआ-- 











नामसंज्ञ--एत, रद, णिच्च, सतुद्द, णिच्चं, एत, एत, तित्त, तुम्ह, उत्तम, सोक्‍्ख । धातुसंज्ञ--हो 
सत्ताया, तुस सतोषे, तिप्प तृप्ती । प्रातिपदिक--एतत्‌, रत, नित्यं, संतुष्ट, नित्य, एततू, तृप्त, युष्मद्‌, 
उत्तम, सौख्य । मूलघातु--रमु क्रीडाया भ्वादि, सम्‌-तुष प्रीतौं दिवादि, भू सत्तायां, तृप्‌ प्रीणने दिवादि। 
पदविवरण--एदम्हि एतस्मिनु-सप्तमी एक०। रदो रतः-प्रथमा एक० कृदन्त | णिच्च॑ नित्यं-अब्यय । 








से [तृप्त: भव] तृप्त होश्ो, भ्रन्य कुछ इच्छा न रहे; ऐसे भ्रनुभवसे [तब] तेरे [उत्तम सुख] 
उत्तम सुख [भविष्यति] होगा । 

तात्पर्य--रुचिपूर्वंक याने हितश्रद्धासहित सहन ज्ञानस्वरूपमे मग्न होकर तृप्त रहनेमें 
हो उत्तम शान्ति है । 

टीकार्थ--हे भव्य, इतना ही सत्य ग्रात्मा है जितना यह ज्ञान है, ऐसा निश्चय 
करके ज्ञानमात्र ग्रात्मामे ही निरंतर प्रीतिको प्राप्त होग्नी । इतना हो सत्य प्राशीष है, जितना 
यह ज्ञान है ऐसा निश्चय करके ज्ञानमाश्रसे ही नित्य संतोषको प्राप्त होग्नो । इतना ही सत्याथ॑ 
घनुभव करने योग्य है, जितना यह ज्ञान है ऐसा निश्चय करके ज्ञानमात्रसे हो नित्य तृप्तिको 
प्राप्त होग्नो । इस प्रकार नित्य ही आ्रात्मामे रत, प्रात्मामें संतुष्ट, भ्रात्मामें तृप्त हुए तेरे बच- 
नातीत नित्य उत्तम सुख होगा, श्रोर उस सुखकों उसी समय तुम स्वयमेव ही देखोगे, दूसरों 
को मत पूछी । भावार्थ - ज्ञानमान्न आ्रात्मामें लीन होना, इसीमें संतुष्ट रहना और इसीसे तुप्त 
होना यह परम ज्ञानवृत्ति है। इसीसे वर्तंमानमें आ्रानन्दरूप होता है और उसके बाद ही 
सम्पूर्ण ज्ञानावन्दस्वरूप केवलज्ञानकी प्राप्ति होती है। 

ग्रब ज्ञानीकी महिमा बताते है-- अचित्य इत्यादि | श्रर्थ--जिस कारण यह चैतन्य- 
मात्र चितामणि वाला भ्रचिन्त्यशक्तिमान ज्ञानी, स्वयमेव आप देव है । इस कारशा ज्ञानीके 


३७२ समयसार 


भ्रथेव॑ तब ततन्नित्यमेवात्मरतस्य, आत्मसंतुश्स्य, श्रात्मतृप्तस्य च वाचामगोचरं सोख्यं भवि- 
ष्यति । तत्तु तत्क्षण एवं त्वमेव स्वयमेव द्रक्ष्यसि मा भ्रन्याव्‌ प्राक्षी: ॥ श्रचित्यशक्तिः स्वयमेव 
देवश्चिन्मात्रवितामणिरेष यस्मात्‌ । सर्वार्थसिद्धात्मतया विधत्ते ज्ञानी किमन्यस्प परिपग्र- 
हेण ॥१४४॥ ॥ २०६ ॥ 
संतुद्दो संतुष्ट.-प्रथमा एक० । होहि भव-आज्ञार्थ लोट मध्यम पुरुष एक० | णिच्च॑ नित्य-अव्यय । एदम्हि 
' एतस्मिनू-सप्तमी एक०। एदेण एतेन-तृतीया एक० । होहि भव-आज्ञार्थ लोटू मध्यम पुरुष एक० । तित्तो 


तृप्त.--प्रथमा एक०। होहदि भविष्यति-भविष्यत्‌ लूट अन्य पुरुष एक० क्रिया | तुह तव-षष्ठी एक० । 
उत्तम-प्रथमा एक० । सोक्खं सौख्यं-प्रथणा एकवचन || २०६ ।। 





सब प्रयोजन सिद्ध है, ज्ञानी भ्रन्यके परिग्रहणसे क्‍या करेगा ? भावार्थ--यह ज्ञानमूरति आत्मा 
अनन्त शक्तिधारक स्वर्थसिद्धस्वरूप स्वयं देव है| फिर ज्ञानोके भ्रन्य परिग्रहक्े सेबव करने 
से क्‍या साध्य है ? कुछ भी नही । 

प्रसंगविधरण--ग्रनन्तरपूर्वं गाथामें बताया गया था कि ज्ञानगुणसे रहित जीव सहज 
, ज्ञानमय आंत्मपद नही पाते, अतः मोक्षके इच्छुक आत्मा इस सहज ज्ञानमात्र भावको ग्रहण 
करें | अ्रब इस गायामें बताया है कि सहज ज्ञानमात्र श्रात्मपदको ग्रहण कर इसोमें रत होश, 
संतुष्ट होवो व तृप्त होग्नो । 

तथ्यप्रकाश-- ( १) जितना यह ज्ञानमात्र भाव है इतना ही यह सत्य ग्रात्मा है ग्रतः 
इस सहज ज्ञानमात्र भावमें हो नित्य रुचि करो | (२) जितना यह ज्ञानमात्र है इतना ही 
सत्य ग्राशीष है, अ्रत: ज्ञानमात्रभावके द्वारा इस ज्ञानमात्रमें ही सदा संतुष्ट रहो । (३) जितना 
यह ज्ञानमात्र भाव है इतना ही सत्य अनुभवनेके योग्य है, अतः ज्ञानमात्र भावके ही द्वारा 
नित्य तृप्त रहो । (४) गआत्मरत ग्रांत्मसंतुष्ट आत्मतृप्त प्रात्मामें पग्रलोकिक ग्रानन्द स्वयं प्राप्त 
होता है । (५) जो सहज ज्ञानमात्र आत्मपदमें रमते है उनके सर्वार्थ सिद्ध है, उन्हे अ्रन्य पदार्थ 
के परिग्रहणका कुछ प्रयोजन नही रहता । 

सिद्धान्त -- (१) सहजज्ञानस्वभावमें रमने वाले ज्ञानी स्वतंत्र सहज आनन्दका अनुभव 
करते हैं। (२) भ्रात्मपदसे प्रनभिज्ञ भ्रज्ञानी जीव ही कर्रसविषयक विकल्पमें रमण कर 
झाकुलताका अनुभव करते है । 

हृष्टि--- १- भ्रनीश्वरनय (१८६) । २- शअज्लुद्धनिश्चयनय (४७) । 

प्रयोग--परमार्थ आनन्द पानेके लिये सहज ज्ञानस्वभावमात्र अन्तस्तत्त्वमे रमने व 
तृप्त रहनेका पौरुष करना ॥। २०६ || 


निजेराधिकार ३७३ 


कुतो ज्ञानी न परं गृह्नातीति चेतृ-- 
को णाम भणिज बुहो परदव्वं॑ मम इमं हवदि दब्बं । 
अप्पाणमणणो परिग्गहं तु णियदं वियाणंतो ॥२०७॥ 
कौन सुधोी है ऐसा, जो परद्रव्यको कह उठे मेरा । 


श्रात्मपरिग्रह श्रात्मा, निश्चयसे जानता भी यह ॥२०७॥ 
को नाम भरोद बुध: परद्रव्य ममेद भवति द्रव्य । आत्मानमात्मन: परिग्रह तु नियत विजानन्‌ २०७॥। 
यतो हि ज्ञानी, यो हि यस्य स्वो भाव: स॒तत्य स्व: । स तस्य स्वामीति खरतर 


कैम 





न(मसंज्ञ के, णाम, बुह, परदव्व, अम्ह, इम, दव्व, अप्प, अप्प, परिर्गह, तु, णियद, वियाणत । 
धातुसंज्ञ-भण कथने, हव सत्ताया, वि-जाण अवबोधने । प्रातिपदिक - किम्‌, नामन्‌, बुध, परद्वव्य, अस्मद, 
इदम्‌, द्रव्य, आत्मन्‌, आत्मन्‌, परिग्रह, तु, नियत, विजानत्‌ । मूलधातु -भण शब्दार्थे, बुध अवगमने, भर 
सत्तायां, परि-गृह ग्रहरो, वि-ज्ञा अवबोधने क्र यादि । पदविवरण--को क'-प्रथमा एकव्चन । णाम नाम- 











निज जज जज ञ जज न 


ग्रब पूछते हैं कि ज्ञानी परद्रव्यको क्‍यों नही ग्रहण करता ? उत्तर--]पश्रात्मानं तु] 
श्रपने प्रात्माको ही [नियत] निश्चित रूपसे [श्रात्मनः परिग्रहं] श्रपना परिग्रह [विजानन] 
जानता हुआ [कः नाम बुधः] ऐसा कोन ज्ञानी पंडित है ? जो [इदं परद्रव्यं| यह परद्रव्य 
[ममद्रव्यं] मेरा द्रव्य [भवर्ति] है [मरणेत्‌ | ऐसा कहे । 

तात्पयं-- ज्ञानी पुरुष परद्रव्यमें स्वत्वकी कल्पना नहीं करता । 

टीकार्थ--चूकि ज्ञानी “जो जिसका निजभाव है वही उसका स्व है, और उसी 
स्वभाव रूप द्रव्यका वह स्वामी है” ऐसे सूक्ष्म तीक्षण तत्त्वहश्टिके प्रवलंबनसे श्रात्माका परिग्रह 
ग्रपने आत्मस्वभावकों ही जानता है, इस कारण “यह मेरा स्व नही, मै इसका स्वामी नही” 
यह जानकर परद्रव्यकों ग्रहणा नही करता । भावार्थे--विवेकी मनुष्य परवस्तुकों अपनी नहीं 
जानता हुआ उसको ग्रहण नहीं करता उसी तरह परमाथ्थज्ञानी अपने स्वभावको ही श्रपना 
घन जानता है परके भावकों अपना नहीं जानता, इस कारण ज्ञानी परको ग्रहरा नही करता । 

प्रसंगविबषरण--अनन्तरपूृर्व॑ गाथामें बताया गया था कि सहजज्ञानमात्र गआ्ात्मपदमें 
रमने, संतुष्ट होने व तृप्त होनेपर उत्तम झ्रानंद प्राप्त होता है, फिर उसे अ्रन्य पदार्थका परिग्रह 
करनेकी आ्रावश्यकता नही होतो । भ्रब इस गाथामें बताया है कि ज्ञानी परपदार्थकों ग्रहण 
क्‍यों नही करता ? 

तथ्यप्रकाश--( १) ज्ञानीके यह हृढ़ निर्ंय है कि जिसका जो निजभाव है वही 


३७४ समयसार 


तत्त्वहृष्ट्यवष्टंभाद्‌ भ्रात्मानमात्मन: परिग्रह तु नियमेन विजानाति । ततो न ममेद॑ं स्व॑ नाह« 
मस्य स्वामी इति परद्रब्यं न परिगृह्माति ॥२०७॥ 

'बष्ठी एक० | इस इद-प्र० ए० । हवदि भवति-वतेमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० क्रिया । दब्ब द्व्य-प्रथमा 
एक ० । अप्पाणं आत्मानं-द्वितीया एक ० । अप्पणों आत्मन -पष्ठी एक० । परिग्गह परिग्रहं-द्वितीया एक- 
उसका स्व है झोर वही उस स्वका स्वामी है । (२) स्व॒व स्वामित्वका भ्रभेदपरिचय होनेसे 
जानी प्रपता परिग्रह प्रपने ग्रापको हो जानता है । (३) ज्ञानीका परद्रब्यके बारेमें भी भ्रपने 
प्रयोगके लिये हृढ़ निर्णय है कि यह (परद्रव्य) मेरा स्व नहीं है श्रोर न मै इसका (परद्रव्यका) 
स्वामी हूं। (४) अ्रपने स्वरूपको ही अपना सर्वस्व माननेके कारण ज्ञानी जीव परद्रव्यको 
ग्रहण नही करता । 

सिद्धान्त-- १- परद्रव्यका द्रव्य, छ्ेत्र, काल, भाव मुझमे होता असम्भव होनेसे पर- 
द्रव्य मेरा कुछ नही है । २- श्रात्माका सर्वेस्व यह स्वयं आत्मा है । 

हृष्टि--१- प्रतिषेषक शुद्धनय (४€श्र)। २- उपादानदृष्टि (४६ब) । 

प्रयोग--दुःखके हेतुभूत भ्रमभावकों दूर करनेके लिये परद्रव्यको ग्रपनेसे भिन्‍त निर- 
खना व श्रपने आपके स्वेस्वभूत ज्ञानमात्र भावकों ही उपयोगमें लेना ॥| २०७ ॥। 

इस कारण मैं भो परद्रव्यका ग्रहएा नहीं करता हूं--[यदि] यदि [परिग्रहः | परिग्रह 
[मत] मेरा हो [ततः | तो [प्रहं] मैं [भ्रजीचतां] प्रजीवपनेकी [गच्छेयं] प्राप्त हो जाऊंगा 
[तु यस्मात्‌] तो चूकि [श्रहं] मै [ज्ञाता एव] ज्ञाता ही हू [तस्माद] इस कारणा [परिपग्रहः | 
कुछ भी परिग्रह [सम] मेरा [न] नहीं है । 

तात्पयें---मैं बह हू जो मेरेसे तन्मय है । बाह्य परिग्रह मेरेसे ग्रत्यन्त भिन्न है, अतः 
स्वस्वरूपातिरिक्त कुछ भी मेरा नहीं है। 

टोका्थं--यदि मै अजीब परद्रब्यको ग्रहण करू तो यह श्रजीव मेरा स्व अ्रवश्य हों 
जाय और मैं भी उस भ्रजीवका ग्रवश्य स्वामी ठहरू । परन्तु भ्रजोवका जो स्वामी है वह 
निश्चयसे ग्रजीव ही होता है इस तरह मेरे विवशपनेसे प्रजीवपना श्रा पड़ेगा । किन्तु मेरा तो 
एक ज्ञायकभाव ही स्व है, उसीका मै स्वामी हूं, इस कारण मेरे भ्रजोवपना मत हो प्रो, मैं 
तो ज्ञाता ही होऊंगा परद्रव्यकी नहीं ग्रहण करूगा यह मेरा निश्यय है। भावषा्थ--वस्तुत: 
जीवमे तन्‍्मय तो जीवस्वरूप ही है उसीसे जीवका स्वस्थामीसम्बंध है । और ग्रजीवके स्व- 
रूपके साथ श्रजीवका स्वस्वामीसम्बन्ध है। इस कारण यदि प्रजीव परिग्रह जीवका माना 





निर्जराधिकार ३७४ 
अतैशैहमपि न तत्‌ परिगृह्वामि-- 
मज्मं परिग्गहों जह तदों अहमजीवदं तु गच्हेज । 
एदिव अहं जह्या तहां ण॒ परिग्गहों मज्क ॥२०८॥ 
अन्य परिग्रह मेरा, यदि हो मुककमें श्रजोवपन होगा । 
ज्ञाता हो में इससे, कोइ परिग्रह नहीं मेरा ॥२०८॥ 
मम परियग्रहो यदि ततो5हमजीवता तु गच्छेयं । ज्ञातवाह यस्मात्तस्मान्न परिग्रहो मम | २०८॥ 
यदि परद्रव्यमजीवमहं परिग्रक्लीयां तदावश्यमेवाजीवों ममासौ स्व: स्थात्‌ । प्रहमप्यव- 
श्यमेवाजीवस्थामुष्य स्वामी स्यां ! श्रजीवस्य तु यः स्वामी, स किलाजीव एवं । एवमवशेनापि 


नामसंज्ञ-अम्ह, परिग्गह, जइ, तदो, अम्ह, अजीवद, तु, णादा, एवं, अम्ह, ज, त, ण, परिग्गह, 
अम्ह | धातुसंज्ञ --गच्छ गतौ, परि ग्गह ग्रहगो । प्रातिपदिक-- अस्मद्‌, परिप्रह, यदि, तत , अस्मद्‌, अजी- 
बता, तु, ज्ञातू, एव, अस्मद्‌, यत्‌, ततू, न, परिग्रह, अस्मद्‌ । मूलधातु-गम्ल गतौ, परि-गृह ग्रहरों । पद- 
विवरण -मम मज्क-पष्ठी एक० । परिग्गहों परिग्रह.-प्रथमा एकबचन । जह यदि-अव्यय । तदो ततः- 














आड़ 


जाए तो जीव ग्रजीवपनेको प्राप्त हो जाय यह आपत्ति भ्रावेगी । अतः परमार्थसे जीवके 
ग्रजीवका परिग्रह मानना भिथ्याबुद्धि है। ज्ञानीके भिथ्याबुद्धि नहीं होती । ज्ञानीकी हृढ़ 
्रास्था है कि परद्रव्य मेरा परिग्रह नही है, मैं तो मात्र ज्ञाता हूं । 

प्रसंगविबरणा --अनन्तरपूर्व गाथामें बताया गय, था कि ज्ञानी परद्रव्यकों क्‍यों नहीं 
ग्रहण करता । इप्का कारण जानकर अब इस गाथामें कहा है कि इस कारण मैं भी परद्रव्य 
को ग्रहण नही करता । 

तथ्यप्रकाश-- ( १) पदार्थ मात्र अपने स्व्रूवको हो ग्रहण करता है । (२) यदि मैं 
प्रचेतन परद्रव्यकों ग्रहण बार ले तो वह परद्रव्य मेरा स्व बन जायगा श्रोर मै भी उस अचे- 
तन परद्रव्यका स्वामी बन बैठगा यह दोष आता है। (३) चूंकि अचेतनका स्वामी अचेतन 
हो होता है और मै बन बंठा ग्रचेतन परद्रव्यका स्वामी तो मैं भी श्रचेतन हो जाऊंगा यह 
दोष ग्राता है । (४) शअ्रन्य जीव भी मेरा स्व नही है, क्योकि अन्य जीव मेरा स्व हो जाय तो 
मैं भ्रन्यरूप हो जाऊंगा मेरी सत्ता न रहेगी यह दोष झ्राता है। (५) मैं अ्रवेतन परद्रव्य हो 
ही नहीं सकता, क्‍योंकि एक ज्ञायकभाव हो मेरा है, इस ज्ञायकभावका मै स्वामी हु । (६) मैं 
प्रन्य जीवरूप हो ही नही सकता, क्‍योंकि मैं निज चेतन्यस्वरूपास्तित्वसे तन्मय हूं, प्रन्य जीव 
अपने अपने चैतन्यस्वरूपास्तित्वसे तन्‍्मय है । (७) चूंकि मै ज्ञाता हो रहता हूं अन्य द्रव्यकूप 
नही होता, इस कारण मै किसी भी परद्रव्यको नहीं ग्रहण करता । 








३७६ समयसार 


ममाजीवत्वमापच्चेत । मम तु एको ज्ञायक एवं भावः यः स्व:, अस्यैवाहं स्वामी, ततो माभून्म- 
माजीवत्व॑ ज्ञातैवाहूं भविष्यामि न परद्रव्यं परिग्रृह्वामि, भ्रयं च में निश्चयः ॥ २०५८ ॥। 








अह-प्र० ए० । अजीवदं अजीवता-द्वितीया ए० । तु-अव्यय । गच्छेज्ज गच्छेय-लिडः उत्तम पुरुष एक० । 
णादा ज्ञाता-प्र० ए० | एव-अव्यय । अहं-प्रथमा एक०। जम्हा यस्मातृ-पच्रमी एक० । तम्हा तस्मात्‌- 
पंचमी एक० । ण न-अव्यय । परिग्गहो परिग्रह:-प्र ० ए० | मज्म मम-षष्ठी एकबचन ।।२०८॥। 





सिद्धान्त-- (१) मै प्पने हो द्रध्य, क्षेत्र, काल, भावसे हूं । (२) मैं परद्रव्यके क्षेत्र, काल, 

भावसे नही हूं । 

हृष्टि-- १- स्वद्रव्यादिग्राहुक द्रव्याथिकनय (२८) । २- परद्रव्यादिग्राहुक द्वव्या- 
थिकनय (२६) । 

प्रयोग--मैं प्रचेतन नही हूं, ग्रन्य द्रव्यरूप नही हूं, मै ज्ञानमात्र हूं, ग्रतः मैं मात्र 
ज्ञाता ही रहूँगा, मैं किसी भी परद्रव्यकों ग्रहण न करूगा ऐसा अपना हढ़ निर्णय रखकर 
परद्रव्यके विकल्पसे भी हटकर अ्रपनेमें ज्ञानमात्र रहकर परमविश्वाम पानेका पौरुष करना 
॥ २०८७ ॥| 

ग्रब ज्ञानीका भ्रात्मशीर्य बतलाते हैं--[छिलद्यतां वा] छिद जावे [भि्रतां वा] प्रथवा 
भिद जावे [नीयतां वा] अथवा कोई ले जावे [अथवा | भ्रथवा [विप्रलय यातु] नष्ट हो 
जावे [यस्मात्‌ तस्मात्‌] चाहे जिस तरहसे [गच्छतु | चला जावे, [तथापि] तो भी [खलु] 
वास्तवमें [परिग्रहः] परद्रव्य परिग्रह [मम] मेरा [न] नही है । 

तात्पर्य--समस्त परपदार्थ भिन्‍न सत्तावाले है, इस कारण परद्रव्यकी कुछ भी परि- 
णति हो वह मेरा कुछ नही है । 

टीकार्थ--परद्रव्य चाहे छिंद जावे या भिद जावे या कोई ले जावे, या नाशको प्राप्त 
हो जावे, या जिस तिस प्रकार याने केसे ही चला जावे तो भो मै परद्रव्यको ग्रहण नही 
करता, क्योंकि परद्रव्य मेरा स्व नही है श्रौर न मैं परद्रव्यका स्वामी हूं, परद्रव्य ही परद्रव्य 
का स्व है, परद्वव्य ही परद्रव्यका स्वामी है, मै ही मेरा स्व है, मै ही मेरा स्वामी हू ऐसा 
मैं जानता हूं। भाषाथं--प्रत्येक द्रव्य भ्रपनी अपनी सत्तामें है, मैं भी मात्र श्रपने सत्त्वसे हूं 
तब मेरा मेरे सिवाय भ्रन्य कुछ भी नहीं है ऐसा ज्ञानों जानता है, श्रत. ज्ञानीके समस्त 
परद्रव्यसे उपेक्षा है, इसी कारण ज्ञानीके परद्रव्य परिग्रह नहीं होता । 

अब इसी भश्रथंकों इत्थं इत्यादि कलशमें कहते है--इस प्रकार सामान्यसे समस्त 
परिग्रहको छोड़ कर स्व व परके अ्रविवेकके कारणभूत श्रज्ञानको छोड़नेके लिये मन वाला 


निजेराधिकार ३७७ 


छिजदु वा भिज्जदु वा णिज्जदु वा अहव जादु विप्पलयं । 
जद्या तद्या गच्छदु तहवि हु ण्‌ परिग्गहों मज्फ ॥ २०६ ॥ 
छिंदो भिदो ले जाबो, बिनशो श्रथवा जहां तहां जायो । 
तो भो निश्चयसे कुछ, कोइ परिग्रह नहीं मेरा ॥२०६॥ 
छिद्यतां वा भिद्यता वा नीयता वाथवा यातु विप्रलय । यस्मात्तस्माद गच्छतु तथापि खलु न परिग्रहो मम । 
छिद्यतां वा भिद्यतां वा नीयतां वा विप्रलयं यातु वा यतस्ततों गच्छतु वा तथापि न 
परद्रब्यं परिगृक्तामि । यतो न परद्रव्यं मम॒ स्व नाहं परद्रव्यस्य स्वामी, परद्रव्यमेव परद्रव्यस्य 


नामसंज्ञ-- वा, वा, वा, अहव, विप्पलय, ज, त, तह, वि, हु, ण, परिग्गह, अम्ह । धातुसंज्ञ-- च्छिद 
छेदने, भिद विदारणो, ने प्रापणे, जा गतौ, गच्छ गतौ । प्रातिपदिक - वा, वा, वा, अथवा, विप्रलय, यत्‌, 
ततू, तथा, अपि, खलु, न, परिग्रह, अस्मद्‌ मूलधातु -छिदिर्‌ द्वेघधीकरणे रुधादि, भिदिर्‌ विदाररो 
रुधादि, णीज् प्रापशे भ्वादि, या प्रापएो अदादि, गम्लू गतो। पदविवरण-- छिज्जदु छिद्यता-कर्मवाच्य 


'4०++ करन कम न अेल+नक->+> नह 


होता हुआ यह ज्ञानी फिर उसी परिग्रहको विशेषरूपसे छोडनेके लिये प्रवृत्त हुग्ना है। 
मावार्थ-- परद्रव्यको निज स्वरूपसे जाननेका कारण श्रज्ञान है सो ग्रज्ञाननों मूलसे मिटानेकी 
ठानने वाले इस ज्ञानीने सामान्यसे स्व परद्रव्यकों हटा दिया प्रब नाम ले लेकर विशेषरूपसे 
परिग्रहकों छोडनेके लिये प्रवृत्त हुग्ना है । 

प्रसंगविवरण--अनन्तरपूर्व गाथामें यह बताया गया था कि यदि मैं परद्रव्यका 
परिग्रहणा करू तो मैं परद्रव्य प्रजीवऱप ही हो जाऊगा, किन्तु ऐसा होता ही नही, मै तो 
ज्ञाता हू सो परिग्रह मेरा नही है। इस तथ्यके जाने बिना जीव दुःखी ही रहता है सो इस 
तथ्यका और हृढ़ निश्चय करना और हृढ़ प्रतिज्ञ होना आवश्यक है, इसी कारण इस गाथा 
द्वारा सामान्यतया भअपरिग्रहता दिखाकर विरक्तिको हृढ किया गया है । 

तथ्यप्र काश-- १- ज्ञानी श्रपनेकों ज्ञायक स्वभावमात्र समभता है इस कारण सहज 
हो समस्त इसके परद्रव्यसे उपेक्षा रहती है। २- इन बाह्य परद्रव्योंकी प्रायः पाँच हालतें 
देखी जाती हैं उन्‍्हीका यहाँ सकेत है । ३- किसी परपदार्थके दो या अनेक टूक हो जाते हैं 
जो कि मोहीको अ्रनिष्ट है। ४-किसी परद्रव्यमें श्रनेक छिद्र हो जाते है जिससे वह सारहीन हो 
जाता है जो कि मोहीको प्रनिष्ट है । ५- किसी परपदार्थंकों कोई उठाकर ले जाता है जिसका 
वियोग मोहीकी अनिष्ट है। ६- कोई परद्रव्य नष्ट हो जाता है याने भस्म आ्रादिके रूपमे पूरा 
बदल जाता है जो कि मोहीको अनिष्ट है। ७- कोई परपदार्थ जिस किसी भो प्रकार श्रन्यत्र 
चला जाता है जो कि मोहीको अनिष्ट है। ८-शानी परद्रव्यका कुछ भी हो, परद्रव्यसे लगाव ही 





३७८ समयसार 


स्व, परद्रव्यमेव परद्रव्यस्य स्वामी, भ्रहमेव मम स्वं झहमेव मम स्वामीति जानामि ॥ इत्थ॑ 
परिग्रहमपास्य समस्तमेव सामान्यतः: स्वपरयोरविवेकहेतु । भ्रज्ञानमुज्मितुमना भ्रधुता विशेषादू 
भूयस्तमेतर परिहतु मय प्रवृत्त: ॥१४५॥ ॥ +२०६ ॥ 





लोट अन्य पुरुष एकवचन । वा-अव्यय । भिज्जदु भिद्यता-कर्मवाच्य लोट अन्य पुरुष एकवचन । णिज्जदु 
नीयता-कर्मवाच्य लट्‌ अन्य पुरुष एक० । अहव अथवा-अव्यय । जादू यातु-लोट अन्य पुरुष एकवचन | 
विप्पलयं विप्रलय-द्वितीया एकव्चन । जम्हा यस्मात्‌ू-पच्मी एक० । तम्हा तस्मातृ-पं० एक० । गच्छदु 
गच्छतु-आज्ञार्थ लोट अन्य पुरुष एक० । तह तथा-अव्यय । वि अपि-अव्यय । हु खलु-अव्यय | ण न- 
अव्यय । परिर्गहों परिग्रह.-प्रथमा एक० । मज्कम मम-पष्ठी एकवचन ॥| २०६ ॥। 
नहीं रखता, श्रतः ज्ञानी अपरिग्रही है। €- ज्ञानीका हृढ़ निश्चय है कि मेरा मात्र मैं ही 
स्व॑स्व हूं और मैं प्रपने इस स्वरूपसवेस्वका ही स्वामी हू । 

सिद्धान्व--- १-ज्ञानो स्तमें तन्मय अश्ण्ड ज्ञानस्वरूप भ्रन्तस्तत््वको ही झ्रापा मानता 
है । २-परद्रव्यमें या किसी भी द्रव्यमें जो भी परिणति होती है वह उस ही के परिणमनेसे 
होती है, कहीं उस रूप श्रन्य द्रव्य नही परिणम जाता है । 

हृष्टि-- !- शुद्धनिश्वयनय (४६) । २- स्वद्रव्यादिग्राहुक द्रव्याथिकनय, परद्रव्यादि- 
ग्राहुक द्रव्याधिकनय (२८, २६) । 

प्रयोग---समस्त परद्रव्योको भ्रपनेसे अ्रत्यन्त भिन्न मानकर उनकी कुछ भी परिणति 
हो उससे ह॑ विषाद न मानकर श्रपने सहज ज्ञानस्वभावमें ही रमकर तृप्त होना चाहिये 
॥२०६॥ 

ग्रब बतलाते है कि ज्ञानोके धर्मंका ग्रर्थात्‌ पुण्यका भी परिग्रह नही है--[ श्रनिच्छः | 
इच्छारहिंत आत्मा [श्रपरिग्रहः | परिग्रहरहित [भरिशतः ] कहा गया है [च] और [णारी] 
ज्ञानी [धम्मं | धर्म प्र्थात्‌ पुण्यको [न] नही [इच्छति |] चाहता है [तन] इस कारण [सः | 
वह [धर्मस्य | धमंका याने पुण्यका [भ्रपरिग्रहः:] परिग्रही नही है [तु] वह तो [ज्ञायकः | 
मात्र ज्ञायकक [भवति] होता है । 

तात्पयं--ज्ञानी द्वव्यपुण्यको तो उपादानतया भी अत्यन्त भिन्‍न जानता है और भाव- 
पुण्यकोी ओपाधिक होनेके कारण भ्रपनेसे भिन्न जानता है सो वह ज्ञातामात्र है, पुण्यका भी 
परिग्रही नहों है। 

टीकार्थ --इच्छा परिंग्रह है । जिसके इच्छा नही है, उसके परिग्रह नहीं है । इच्छा 
तो भ्रज्ञाममय भाव है ओर अ्रज्ञानमय भाव ज्ञानीके होता नहीं है, ज्ञानीके ज्ञानमय ही भाव 


निर्जराधिकार ३७६ 


अपरिग्गहो अशिच्छो मणिदो णाणी य णिच्छुदे धम्मं । 
अपरिग्गहो दु धम्मस्स जाणगो तेण सो होई ॥२१०॥ 
निर्वाञ्छक पअ्रपरिग्रह, कहा है ज्ञानी न चाहता पुण्य । 
इससे पुण्यपरिग्रह-विरहित ज्ञायक पुरुष होता ॥२१०॥ 
अपरिग्रहो5निच्छी भणितों ज्ञानी च नेच्छति धर्म। अपरिग्रहस्तु धर्मस्य ज्ञायकस्तेन स भवति ॥२१०॥ 
इच्छा परिग्रह: तस्य परिग्रहों नास्ति यस्येच्छा नास्ति। इच्छा त्वज्ञानमयों भाव 
प्रशानमयों भावस्तु ज्ञानिनों नास्ति । ज्ञानिनो ज्ञानमय एवं भावो$स्ति, ततो ज्ञानी अज्ञानमय- 


तामसंज्ञ-अपरिग्गह, अणिच्छ, भणिद, णाणि, य, ण, धम्म, अपरिग्गह, दु, धम्म 
जाणग, त, त । धातुसंज्ञ-परि-गिष्ह ग्रहण, भण कथने, इच्छ इच्छाया, हो सत्ताया । प्रातिपदिक--अप- 
रिग्रह, अनिच्छ, भणित, ज्ञानिनू, च, न, धर्म, अपरिग्रह, तु, धर्म, ज्ञायक, तत्‌, तत्‌ | मूलधातु--परि-ग्रह 
ग्रहों, भण शब्दार्थ,, इषु इच्छाया, भू सत्ताया । पदविवरण--अपरिग्गहो अपरिग्रह:-प्रथमा एक ० | अणि- 
ज्छी अनिच्छ -प्रथमा एकवचन। भणिदों भणित.-प्रथमा एक०। णाणी ज्ञानी-प्रथमा एक०। ये च- 








होता है, भ्रतः ज्ञानी ग्रज्ञनमय भावरूप इच्छाके श्रभावस धर्म (पुण्य) को नही चाहता है । 
इस कारण ज्ञानोके धर्मपरिग्रह नहीं है | ज्ञानमय एक ज्ञायकभावके होनेसे यह धर्मका केवल 
ज्ञायक ही होता है। भावाथ--ज्ञानीनें सहज ज्ञानस्वरूप श्रन्तस्तत््वका भअ्रनुभव करके अलो- 
किक आनन्द पाया है, श्रत: अज्ञानमय भाव न होनेसे इच्छाका भी परिग्रह नही है, तो भी 
जब तक पूर्ण निरास्रव नही हुआ तब तक पुण्यका भी श्रास्रव होता है, किन्तु पुण्यका स्वा- 
मित्व न होनेसे परिग्रह नही है वह तो ज्ञानस्वरूपको ही प्रपना स्वस्व स्वीकार करता है । 

प्रसंगविवरण--प्र नन्त रपूर्व गाथामें सामान्य रूपसे बताया था कि परपदार्थ किसी 
भी अवस्थाको प्राप्त होश्रो वह मेरा कुछ भी परिग्रह नहीं है । अब इस ही श्रपरिग्रहताके 
झ्राशयको विशेष रूपसे कहना है सो वह विशेषरूप चार प्रकारमे प्रसिद्ध है--(१) पुण्य, 
(२) पाप, (३) भोजन, (४) पान (पीना) । उसमेसे प्रथम पुण्य परिग्रहके विषयमें अपरि- 
ग्रहताको स्पष्ट इस गाथामें किया है । 

तथ्यप्रकाश-- (१) इच्छाकी इच्छा शभ्रज्ञानमय भाव है वह प्रविकार ज्ञानस्वभावके 
झ्नतुभवका अलोकिक प्रानन्द पाने वालेके याने ज्ञानीके नहीं होता। (२) भ्रज्ञानमय इच्छा 
जिसके नहीं है अगत्या पुण्यभाव होनेपर भी वह पुण्यभाव या पृण्यकमेंकों भी नहीं चाहता, 
हुभोपयोगरूप धर्मको नहीं चाहता। (३) ज्ञानी पुण्यभाव होनेपर भी पृण्यभावकों नहीं 
चाहुता, भ्रतः उसके पुण्यका भी परिग्रह नहीं है ! 


३८० समयसार 


स्य भावस्य इच्छाया अभावाद धर्म नेच्छति । तेन ज्ञानिनों धर्मपरिग्रहो नास्ति | ज्ञानमयस्थे- 
कस्य ज्ञायकभावस्य भावाद्‌ धर्मस्य केवलं ज्ञायक एवायं स्यात्‌ ॥ २१० ॥। 


अव्यय । ण न-अव्यय । इच्छुदे इच्छुति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० । धम्म धर्म-द्वितीया एकबचन। 
अपरि ग्गहों अपरिग्रह.-प्रथमा एक० । दु तु, धम्मस्स धर्मस्य-पष्ठी एक०। जाणगो ज्ञायकः-प्रथमा एक- 
बचन । तेण तेन-तृतीया एक० । सो स.-प्रथमा एक०। होई भवति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन 
क्रिया । २१० || 


सिद्धान्त-- (१) सम्यवत्वघातक प्रकृतियोका उपशमादि होनेसे ज्ञानीके श्रज्ञानमय 
भाव न होनेसे ज्ञानमय भाव ही होता है। (२) ज्ञानी अंतः ज्ञानवुत्तिरप परिणमता है । 

हष्टि-- १- उपाध्यभावापेक्ष शुद्ध द्रव्याथिकनय (२४ब) । २-शुद्धनिश्वयनय (४६) | 

प्रयोग-- पुण्यभाव होनेपर भी उसे श्रपना स्वरूप न जानकर उससे परे अविकार 
ज्ञानस्वरूपमें उपयुक्त होनेका पौरुष करना चाहिये ॥ २१० ॥ 

ग्रब ज्ञानीके पापका परिग्रह नही है यह बताते है--[अनिच्छः] इच्छारहित पुरुष 
[अपरिप्रहः ] अपरिग्रह [मरिणितः] कहा गया है | [च] ओर [ज्ञानी] ज्ञानी [श्रधमं] प्रधर्म 
याने पापको [न] नहीं [इच्छति] चाहता है। [तेन| इस कारण [सः] वह [भ्रधमंस्य] 
प्रधमंका [अपरिग्रहः | परिग्रही नहीं है, किन्तु [ज्ञायकः | प्रधमंका ज्ञायक ही [भवति] होता 
है । 











तात्पयं -- पापभावकों कमेरस जानने वाले ज्ञानीको पापभावसे रंच भी लगाव नहीं 
है, प्रत्युत विरक्ति ही है, इस कारण श्रसातादि पापकर्म रस भी प्रतिफलित हो तब भी ज्ञानी 
के भ्रधमंका परिग्रह नहीं है । 

टीकार्थ-- इच्छा परिग्रह है । उसके परिग्रह नही जिसके इच्छा नही है । इच्छा तो 
अज्ञानमय भाव है | किन्तु ग्रज्ञानमय भाव ज्ञानीके नही है, ज्ञानीके ज्ञानमय ही भाव है | इस 
कारण ज्ञानी भ्रज्ञानमय भावरूप इच्छाका ग्रभाव होनेसे अ्रधर्मको पापकों नही चाहता है, इस 
कारण ज्ञानीके भ्रधमंका परिग्रह नही है । ज्ञानमय एक ज्ञायक भावका सद्भाव होनेसे यह 
प्रधमंको केवल ज्ञायक हो है। भ्रौर इसी प्रकार श्रधमंपदके परिवतंनसे राग, द्वेष, क्रोध, 
मान, माया, लोभ, कम, नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, प्राण, रसन, स्पर्शनके सोलह 
सूत्र लगा लेना चाहिये । भावार्थें--ज्ञानीको अपने सहज स्वरूपकी श्रनुभूति हुई है तब उसकी 
कभी बाह्य प्रवृत्ति भी हो तो भी ज्ञानमय भावको न छोड़कर होतो है, भ्रतः जब चारित्रमोहकी 
बलवत्तासे श्रसयम भाव होता है तब उसे औपाधिक विकार जानकर उससे उपेक्षाभाव रखता 


निर्जराधिकार ३२८१, 


अपरिग्गहो अणिच्छो भणिदों णाणी य णिच्छदि अधम्मं। 
अपरिगगहो अधम्मस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२११॥ 
निर्वाइछक अपरिग्रह, कहा है ज्ञानो न चाहता पाप । 
इससे पापपरिग्रह-बिरहित ज्ञायक पुरुष होता ॥२११॥ 
'अपरियग्रहोडनिच्छो भणितो ज्ञानी च नेच्छत्यधर्म । अपरियग्रहो5घर्मस्य ज्ञायकस्तेन स भवति ॥ २११॥ 
इच्छा परिग्रह:, तस्य परिग्रहो नास्ति यस्येच्छा नास्ति, इच्छा त्वज्ञानमयो भाव: । 
प्रशानमयों भावस्तु ज्ञानिनों नास्ति, ज्ञानिनों ज्ञानमय एवं भावो$स्ति । ततो ज्ञानी शप्रश्ञानमय- 
स्य भावस्य इच्छाया श्रभावादधर्म नेच्छति । तेन ज्ञानिनोड्पमंपरिग्रहो नास्ति, ज्ञानमयस्यैकस्य 
ज्ञायकभावस्य भावादघर्मस्य केवलं ज्ञायक एवायं स्यात्‌ । एवमेव चाधर्मपदपरिवतंनेन रागद्वेष- 
क्रोधमानमायालोभकम॑नोकमंमनोवचनका यश्रोत्रचक्षुत्राण रसनस्प शेनसूत्राणि षोडश व्याख्येयानि । 


प्रनया दिशाबन्यान्यप्यूह्यानि ॥| २११ ॥। 


. नामसंज्ञ-अपरिग्गह, अणिच्छ, भणिद, णाणि, य, ण, अधम्म, अपरिग्गह, अधम्म, जाणग, त, त। 
धातुसंज्ञ-भण कथने, इच्छ इच्छाया, हो सत्ताया । प्रातिपदिक--अपरिग्रह, अनिच्छ, भणित, ज्ञानिनू, च, 
न, इच्छति, अधमम, अपरिग्रह, अधम्म, ज्ञायक, ततू, तत्‌। मूलधातु-भण शब्दार्थ:, इषु इच्छाया, भू 
सत्ताया । पदविवरण- -अपरिग्गहो अपरियग्र ह -प्रथमा एकवचन । अणिच्छी अनिच्छ -प्रथमा एकवचन। 
भणिदों भणित -प्रथमा एक० कृदन्‍्त । णाणी ज्ञानी-प्र० एक०। ये च-अव्यय । ण न-अव्यय । इच्छदि 
इच्छुति-वततमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० । अधम्म अधर्म-द्वितीया एक० । अपरिग्गहों अपरिग्रह.-प्र० ए०। 
अधम्मस्स अधर्मस्य-षष्ठी एक० । जाणगों ज्ञायक:-प्र ० ए०। तेण तेन-तृतीया एकबचन । सो सः-प्रथमा 
एक० । होदि भवति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एकबचन क्रिया ॥ २११॥ 
है इस काररा ज्ञानीके ग्रधर्मका परिग्रह नही है । 
प्रसंगविवरण--अनस्तरपूर्व गाथामें बताया गया था क्रि ज्ञानीके पुण्यका परिग्रह 
नही है तब यह भी जिज्ञासा हुई कि किसी ज्ञानीके कभी विषयमें प्रवृत्ति हो तो पापबन्ध तो 
होता ही है तब क्या उसके पापका परिग्रह है उसके समाधानमें इस गाथाका ग्रवतार हुग्ना है। 
तथ्यप्रकाश-- १-श्रौपाधिक भावोंमे रुचि होना श्रज्ञानमय भाव है । २-यद्यपि औपा- 
घधिक भाव भी श्रज्ञानभाव है, तो भो ज्ञानीकी उससे उपेक्षा और ज्ञानमात्र अन्तस्तत्त्वमें 
प्रतीति होनेसे उसे अज्ञानमय भाव नहीं कहा गया है । ३-पापकर्म व पापभावमे किडिचन्मात्र 
भी हित विश्वास न होनेसे और हितमय शाश्वत चैतन्यस्वरूपकी प्रतीति होनेसे ज्ञानोके अ्रधर्म 
का परिप्रह नहीं है । ४-भोगादिको हितास्थासहित इच्छा ही संसारवरद्धक इच्छा है । 
सिद्धान्त--- १-पापभाव झ्रौपाधिक भाव होनेसे उसका स्वामी ज्ञाता द्रव्य नहीं है । 











' बैषध्धर समयसार 


अपरिग्गहो अगणिच्छो भणिदों णाणी य णिच्छदे असणं । 
अपरिग्गहो दु असणस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२१२॥ 
निर्वाञ॒छक अ्रपरिग्रह, कहा है ज्ञानी न चाहता भुक्ति । 
इससे भुक्तिपरिग्रह-विरहित जश्ञायक पुरुष होता ॥२१२॥ 
अपरिग्रहो 5निच्छो भणितो ज्ञानी च नेच्छति अशनं । अपरिग्रहस्त्वशनस्य ज्ञायकस्तेन स भवति ॥॥२१२॥ 
इच्छा परिग्रहः | तस्य परिग्रहों नास्ति यस्येच्छा नास्ति । इच्छा त्वज्ञानमयों भाव: । 
प्रशानमयों भावस्तु ज्ञानिनों नास्ति। ज्ञानिनो ज्ञानमय एवं भावोस्ति | ततो ज्ञानो अज्ञानमयस्य 
...._ नाससंज्-अपरिग्गह, अणिच्छ, भणिद, णाणि, य, ण, असण, अपरिग्गह, दु, असण, जाणग, त, 
त। घातुसंज्ञ-भण कथने, इच्छु इच्छाया, अस भक्षणक्षेपणयों, जाण अवबोधने, हो सत्ताया | प्राति- 
पदिक--अपरिग्रह, अनिच्छ, भणित, ज्ञानिनु, च, न, अशन, अपरिग्रह, तु, अशन, ज्ञायक, ततू, ततू | मूल- 
घातु--नत्र -परि-ग्रह उपादाने क््यादि, इधु इच्छाया तुदादि, भण शब्दार्थ , अथ भोजने ऋयादि, ज्ञा 
२-ज्ञानमय एक ज्ञायकभाव हदृष्टिमे होनेसे ज्ञानी ज्ञायक ही रहता है । 
हृष्टि-- १-प्रतिषेघकशुद्धनय (४६प्र) । २-शुद्धनय (१६५) । 
प्रयोग--पापविपाकरस भी उपयोगमें मलके तब भी उसे परप्रतिफलन जानकर 
उससे उपेक्षा कर अपने निष्पाप ज्ञानस्वरूपमे ही उपयुक्त होनेका पौरुष करना ॥२११॥। 
ग्रब ज्ञानीके भोजनका परिग्रह नही है यह बताते है [अनिच्छः] इच्छारहित पुरुष 
[श्रपरिग्रहः:] भ्रपरिग्रही [भरण्ितः] कहा गया है [च| प्रोर [चज्ञानी | ज्ञानी [भ्रशनं] 
भोजनको [न] नही [इच्छति] चाहता है । [तिन] इस कारण [सः] वह [अशनस्य] भोजन 
का [अपरिय्रहः| परिग्रही नही है [तु] किन्तु वह [ज्ञायकः] भोजनका ज्ञायक ही [मवति] 
होता है । 
तात्पयं--भ्रसाताके उदयवश क्षुधा होनेपर भी क्षुधा रोगकी इच्छा न होनेसे क्षुधा 
रोगकी ओषधिभूत भोजनकी कामना न होनेसे ज्ञानीके भोजनका परिग्रह नही है । 
टीकार्थ--इच्छा परिग्रह है। उसके परिग्रह नही है, जिसके इच्छा नही है | इच्छा 
तो अ्रज्ञानमय भाव है। अ्ज्ञानमय भाव ज्ञानोके नहीं होता । ज्ञानीके ज्ञानमय ही भाव होता 
है । इस कारण ज्ञानी ग्रज्ञानमय भावरूप इच्छाका अ्रभाव होनेमे भोजनको नही चाहता है, 
झत: ज्ञानीके अशन (भोजन) का परिग्रह नहीं है, किन्तु मात्र ज्ञानमय एक ज्ञायक भावके 
होनेसे प्रशन (भोजन) का केवल ज्ञायक हो होता है। भावाथे--ज्ञानीके न क्षुवा रोगकी 
इच्छा है भ्लौर न आस्थामे क्षुधाकी चिकित्साकी इच्छा है अ्रतः ज्ञानी अ्शनका श्रपरिग्रही है । 


निर्जराधिकार ३८३ 


भावस्य इच्छाया प्रभावादशन नेच्छति तेन ज्ञानिनोइशनपरियग्न हो नास्ति ज्ञानमयस्यैकस्य ज्ञाय- 
कभावस्य भावादशनस्य केवलं ज्ञायक एवायं स्थात्‌ ॥२१२॥ 
_ अवबोधने क्र यादि, भू सत्ताया । पदविवरण-अपरिग्गहो अपरिय्रह:-प्रथमा एक०। अणिच्छी अनिच्छा- 
प्रथमा एक० । भणिदों भणित -प्रथमा एक० कृदन्‍्त । णाणी ज्ञानी-प्रथमा एक० | य च-अब्यय । ण न- 
अव्यय । इच्छुदे इच्छति-वर्तमान लट अन्य पुरुष एकबचन क्रिया । असर्ण अशन-द्वितीया एकवचन। 
अप रिग्गहो अपरिग्रह:-प्र ० ए० । दु तु-अव्यय । असणस्स अशनस्य-षप्ठी एक० । जाणगो ज्ञायक:-प्रथमा 
एक० । तेण तेन-तृ० एक० । सो स--प्र ० ए० । होदि भवति-वतेमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन ॥२१२।। 

प्रसंगविवरण--ज्ञानीके अपरिग्रहत्व बतानेका यह स्थल चल रहा है। यहाँ धर्म 
पधमंका परिग्रह बताकर ज्ञानीके प्रशन परिग्र हका प्रतिषेध करनेके लिये यह गाथा ग्राई है । 

तथ्यप्रकाश-- १-क्षुधाकों औपाधिक विकार जाननेके कारणा ज्ञानीको क्षुधाकी इच्छा 
नहीं है । २-क्षुघाकी चिकित्साहूप भोजनको प्रात्माका ग्रकृत्य जाननेसे उसको भी भ्रन्तः 
इच्छा नही है । २-ज्ञानस्वरूप अन्तस्तत्त्वमय श्रपनी प्रतीति होनेसे ज्ञानी भोजनका भअ्रपरि- 
ग्रही है । 

सिद्धान्त-- १-असातावेदनीयके तीव्र व मंद विपाकोदयके निमित्तसे क्षुधावेदना होती 
है । २-चारित्रमोहके उदयसे भोजन ग्रहण करनेको इच्छा होतो है। ३-ज्ञानी क्षुबा व 
भोजनेच्छाकों गऔपाधिक (पौद्गलिक) जानकर उससे विविक्त विशुद्ध चैतन्यस्वभावमात्र भ्रपने 
को जानता है। 

हृष्टि-- १-उपाधिसापेक्ष श्रशुद्धद्रव्याथिकनय (५३) । २- उपाधिसापेक्ष अशुद्ध- 
द्रव्याधिकनय (५३) । ३-विवक्षितेकदेशशुद्धनिश्वयनय (४५) । 

प्रयोग-- क्षुधा, इच्छा आदि ओऔपाधिक भावोंकों आत्माका श्रकृत्य जानकर उन पर- 
भावोंसे विविक्त प्रविकार ज्ञानस्वभावकी हृष्टिसे तृप्त होनेका पौर्ष करना ॥२१२॥ 

प्रब ज्ञानीके पानपरिग्रहत्वका प्रतिषेध करते हैं--[श्रनिच्छः] इच्छारहित पुमुष 
[अपरिग्रहः ] परिग्रहरहित [मरिषतः | कहा गया है। [चर] श्र [ज्ञानी] ज्ञानी पुरुष [पान] 
कुछ पीनेकी [न] नहीं [इच्छति] चाहता है। [तेन] इस कारण [सः] वह [पानस्य] 
पानका [झअ्रपरिग्नहः] परिग्रही नही है [तु] किन्तु वह [ज्ञायकः] पानका ज्ञायक ही [भवतति] 
होता है। 

तात्पयें-ज्ञानीके पुण्य, पाप व भोजनकी इच्छा न होनेकी तरह पानकी भी इच्छा नही 
है । प्रतः ज्ञानी पानका भो परिग्रही नही है । 

टीकार्थ--इच्छा परिग्रह है, उसके परिग्रह नही जिसके इच्छा नहीं है | इच्छा तो 











रे८४ संमयसार 


अपरिग्गहो अणिच्छो भणिदों णाणी य शिच्छ॒दे पाणं । 
अपरिग्गहो दु पाणस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२१३॥ 
निर्वाञछक श्रपरिप्रह, कहा है ज्ञानी न चाहता पान । 
इससे पानपरिणग्रह-बिरहित ज्ञायक पुरुष होता ॥२१३॥ 
अपरिग्रहो अनिच्छो भणितों ज्ञानी च नेच्छति पान । अपरियग्र हस्तु पानस्य ज्ञायकस्तेन स भवति ॥२१३॥ 
इच्छा परिग्रह: । तस्य परिग्र हो नास्ति यस्येच्छा नास्ति । इच्छा त्वज्ञानमयों भाव: । 
प्रज्ञानमयों भावस्तु ज्ञानिनों नास्ति । ज्ञानिनों ज्ञानमय एवं भावो$स्ति । ततो ज्ञान्यज्ञानमयस्य 
भावस्य इच्छाया अभावात्‌ पान॑ नेच्छति । तेन ज्ञानिनः पानपरिग्रहों नास्ति | ज्ञानमयस्यैकस्य 
ज्ञायकभावस्य भावात्‌ केवल पानकस्य ज्ञायक एवाय स्यात्‌ ॥ २१३ ॥। 


नामसंज्ञ--पाण, पाण, शेष पूर्वंगाथावत्‌ । धातसंज्ञ-पा पाने, शेष पूवंगाथावत्‌ । प्रातिपदिक-- 
पान, पान, शेष पूव॑ंगाथावत्‌ । घमूलधातु--पा पाने शोष पूर्वगाथावत्‌ । पदविबरण--पाण पान-द्वितीया 
एक ० । पाणस्स पानस्य-षप्ठी एकवचन । दोष पूर्वगाथावत्‌ ॥२१३॥। 











झज्ञानमयभाव है, अज्ञानमयभाव ज्ञानीके नही होता, ज्ञानीके ज्ञानमय ही भाव होता है । इस 
कारण ज्ञानी भ्रज्ञानमय भावरूप इच्छाका प्रभाव होनेसे पानकों नहीं चाहता, ग्रतः ज्ञानोके 
वानपरिग्रह नही है । यह ज्ञानी तो मात्र ज्ञानमय एक ज्ञायक भावके सद्भावसे केवल ज्ञायक 
ही है। भावाथ---ज्ञानीके पान श्रादि किसी भी विकारकी कामना न होनेसे वह पान श्रादि 
सब परिग्रहसे रहित है । 

प्रसंगविवरण--ज्ञानीके अपरिग्रहत्वके स्थलमे पुण्य, पाप, प्रशनका श्रपरिग्र हत्व बत- 
लाकर अब पानका ग्रपरिग्रहत्व इस गाथामे बताया है | 

तथ्यप्रकाश-- (१) भ्रसातावेदनीयके तीक्रतर तीज मंद मंदतर विपाकोदयके निमित्तसे 
तृषावेदना होती है। (६) वोर्यान्तराय कर्मके उदयसे अ्शक्तिके कारण वेदना असह्य हो 
जाती है। (३) चारिश्रमोहके उदयसे जल श्रादि ग्रहण करनेकी इच्छा होती है । (४) क्षुधा, 
प्रसाता व पानेच्छा श्रादि विकारोंकोी क्‍प्रोपाधिक अस्वभावभाव जाननेसे ज्ञानीको इनको इच्छा 
नही है । (५) अज्ञानमय इच्छाके प्रभावसे ज्ञानीके इन किन्ही भो विकारोका परिग्रह नहीं 
है वह तो मात्र ज्ञायक है । 

सिद्धान्त-- (१) ज्ञानीके बहिस्तत्त्वके प्रति इच्छा, मूर्च्छा नहीं है। (२) ज्ञानी 
दर्पणमें बिम्बकी तरह उपयोगमें प्रतिफलित कर्मरसका ग्रहण करने वाला नहीं है, वह तो 
ज्ञानमान्न है । 





निर्जराधिकार 52-24 


एमादिए दु विविहे सब्वे भावे य णिच्छदे णाणी । 
जाणगभावो णियदो णीरालंबो दु सब्वत्थ ॥२१४॥ 
इत्यादिक नानाबिध, संघ भावोंकों न चाहता ज्ञानी । 
किन्तु नियत है ज्ञायक, सब श्रथॉमें निरालम्बी ॥२१४॥ 
एवमादिकांस्तु विविधान्‌ सर्वान्‌ भावांदच नेच्छति ज्ञानी । ज्ञायकावों (नियत: निरालंबस्तु सर्वत्र ॥२१४॥ 
एवमादयोउन्येडपि बहुप्रकारा: परद्रव्यस्य ये स्वभावास्तान्‌ सवनिव नेच्छति ज्ञानी । तेन 
ज्ञानिनः सर्वेषामपि परद्रव्यभावानां परिग्रहों' नास्ति इति सिद्ध ज्ञानिनोत्त्यंतनिष्परिग्रह॒त्वं । 
नामसंज्ञ- एवं, आदिआ, दु, विविह, सथ्व, भाव, य, ण, इच्छुदे, णाणि, जाणगरभाव, णियद, णीरा- 
लंब, दु, सव्वत्थ । धातुसंज्ञ--इच्छ इच्छायां, जाण अवबोधने | प्रातिपदिक--एवं, आदिक, तु, विविध, 
दृष्टि--!- शुद्धभावनापेक्ष शुद्ध द्रव्याधिकनय (२८ब) | २- प्रद्रव्यादिग्राहुक द्रव्या- 
थिकनय (-६), स्वद्वव्यादिग्राहक द्रव्याथिकनय (२८) 
प्रयोग - पुण्य, पाप, भ्रशनेच्छा, पानेच्छा आदि सव्वे विभावोंका रंच भी राग न कर 
्रविकार ज्ञानस्वभावमें रमकर संतुष्ट होनेका पौरुष करना ॥ २१३ ॥। 
ग्रब कहते है कि ज्ञानी भ्रन्य भी सवंपरभावोंको नहीं चाहता है--[एबसादिकान्‌ तु] 
इस शकार याने पूर्वोक्त प्रकार इत्यादिक [विधिधान्‌] नाना प्रक्ारके [सर्वात्‌ भावान | 
समस्त भावोंकों [ज्ञानो] ज्ञानी [न इच्छति] नहीं चाहता है । [तु] क्योकि ज्ञानी [नियतः] 
नियत [ज्ञायकभावः | ज्ञायकभावस्वरूप है, अ्रतः [सर्वत्र] सबमें [निरालम्बः] निरालम्त्र है । 
तात्पयें - ज्ञानी वस्तुस्त्ातंत्यके परिचयके बलसे किसी भी परद्रव्यको नहीं चाहता 
वह तो स्व परपदार्थोके विकल्पसे भी हटकर ज्ञातामातन्र रहता है । 
टीकार्थ--ऐसे पूर्वोक्त भावोंकी श्रादि लेकर ग्रन्य भी बहुत प्रकारके जो परद्रव्यके 
स्वभाव है उनको सबको हो ज्ञानी नही चाहता है इस कारण ज्ञानीके समस्त ही परद्रव्य- 
भावोंका परिग्रह नहीं है । इस प्रकार ज्ञानियोंका अत्यन्त निष्परिग्रहपना सिद्ध हुम्ला | अब 
इस प्रकार यह समस्त परभावके परिग्रहसे शून्यपना होनेसे उगल दिया है समस्त श्रज्ञान 
जिसने ऐसा यह समस्त वस्तुवोमें ग्रत्यन्त निरालम्ब होकर प्रतिनियत टंकोत्कीणें एक ज्ञायक' 
भाव होता हुआ अपने ग्रात्माको साक्षात्‌ विज्ञानधन अ्रनुभवता है । भावार्थ -ज्ञानी सतस्त 
परभावोंकी श्रोपाधिक व हेय जान लेनेके कारण किसीको भी प्राप्त करनेकी चाह नही करता, 
मात्र प्राक्‌ पदवोमें उदयागत कमंमलको श्रनासक्त होता हुआ भोगता है । 
पभ्रब इसी अ्रथंकों इस. कलशमें कहते हैं---'पूर्वबद्ध/ इत्यादि | अभ्ं--पूर्व बद्ध निज 


३८६ समयसार 


प्रथेवमयमशेषभाबांतरपरिग्र हशुन्यत्वादुद्ंतसमस्ताज्ञान: सर्वत्राप्यत्यंतनिरालंबो भृत्वा प्रति- 
नियतटंकोत्की ऐकल्ञायकभाव: सन्‌ साक्षाद्िज्ञानवनमात्मानमनुभवति ॥ पूर्वबद्धनिजकमंविपाका- 
ज्ञानिनो यदि भवत्युपभोग: । तडड्ूबत्वथ व्‌ रागवियोगान्नूनमेति न परिग्रहभावं 0४६॥ 
॥ २१४ ॥ 


सर्व, भाव, च, न, ज्ञानिनू, क्वायकभाव, नियत, निरालम्ब, तु, सर्वेत्र । मूलधातु--इषु इच्छाया तुदादि | 
पदविवरण--एव-अव्यय । आदिए आदिकानु-द्वितीया बहु० । दु तु-अव्यय । विविहे विविधान-हितीया 
बहु० । सब्वे सर्वान-द्वितीया बहु०। ये च-अव्यय | ण न-अव्यय । इच्छदे इच्छेति-बर्तमान लदू अन्य 
बुरुष एकवचन क्रिया। णाणी ज्ञानी-प्रथणा एक०। जाणगभावो ज्ञायकभाव-प्रथमा एक० । णियदो - 





कर्मंविपाक्से ज्ञानीके यदि उपभोग होता है तो होग्नो । अब यहाँ रागका वियोग होनेसे 
निश्चयसे वह उपभोग परिग्रह भावको प्राप्त नही होता । भश्वार्थ--पू्वंबद्ध कर्मोका विपाको- 
दय होनेपर उपभोगसामग्री प्राप्त होती है सो वहाँ ग्रज्ञानी तो उसे अ्रज्ञानमय रागभावसे भोगता 
है, भ्रत: अ्ज्ञानीके उपभोगका परिग्रह है, किन्तु ज्ञानी भ्रज्ञानमय राग न होनेसे वह उपभोगता 
हुप्रा भी परिग्रही नहीं, किन्तु ज्ञायक है। 

प्रसंगविवरणा--प्रनं तरपुर्व ४ गाथाप्नोंमें बताया गया था कि ज्ञानी जीव धर्म (पुण्य), 
झधमं (पाप), प्रशन व पानको नही चाहता है, भ्रतः ज्ञानोके उनका परिग्रह नही । ग्रब इस 
गाथामें उसो कथनका उपसंहार करते हुए कहा है कि ऐसे ही जो और परभाव है उन सबको 
भी ज्ञानी नहीं चाहता है वह सव्वत्र निरालम्ब है और मात्र ज्ञायक है । 

तथ्यप्रकाश-- (१) पुण्य पाप भोजन पानकों न चाहनेकी भाँति ज्ञानी विषयकषाय 
ग्रादिक सभी परभावोंकों नही चाहता है। (२) परद्रव्यभावोको न चाहनेसे ज्ञानीके उनका 
परिग्रह नहों है। (३) ज्ञानीके मात्र ज्ञानमय भाव बतंनेसे अ्रन्य किसीको स्वीकार नही 
करता है, अत: वह॒निष्परिग्रह है । (४) ज्ञानी समस्त परभावपरिग्रहशुन्य होनेसे समस्त 
प्रज्ञाकका वमन कर चुका है | (५) ज्ञानी किसी परभावको स्वीकार न करनेसे समस्त भ्न्य 
पदार्थोका ग्रालम्बन तज देता है । (६) ज्ञानी सिर्फ जाननहार रहनेसे श्रपनेको साक्षात्‌ विज्ञा- 
नघन अनुभवता है। 

सिद्धांत-- (१) प्रात्मद्रव्य समस्त पर व परभावोसे रहित है । (२) ज्ञानी भावान्तरों 
का ज्ञायकमान्न होनेसे सव॑ भावान्तरोंके प्रालम्बनसे रहित है । 
हृष्टि-- १- शून्यनय (१७३) । २- अकतु नय (१६०), भ्रभोक्‍्तुनय (१६२) । 


निर्जराधिकार रे८प७ 


उणण्णोदयभोगो विश्रोगबुद्धीए तस्स सो णिच्च । 


कंखामणागयस्स य उदयस्स ण्‌ कुब्वए णाणी ॥२१५॥ 
वर्तमान भोगोंमें, वियोगमतिसे प्रवृत्ति है जिसकी । 
भावों भोगोंकों बह, ज्ञानी कांक्षा नहीं करता ॥२१५॥ 
उत्पन्नो दयभोगो वियोगबुद्धचा तस्य स नित्य । काक्षामनागतस्यथ चोदयस्य न करोति ज्ञानी ॥२१५॥ 
कर्मोद्योपभोगस्तावदतीतः प्रत्युत्पन्नोइनागतो वा स्यात्‌ । तत्रातीतस्तावदतीतत्वादेव 


सन परिग्रहभावं विभति। प्रनागतस्तु आकांक्ष्यमाण एवं परिग्रहभाव॑ विभुयात्‌ । प्रत्युत्पन्नस्तु 





नामसंज्ञ-उप्पण्णोदयभोग, विओगबुद्धि, त, त, णिच्च, कखा, अणागय, च, उदय, ण, णाणि। 
धातुसंश--कख वाछायां, कुब्व करणो । प्रातिपदिक--उत्पन्नो दयभोग, वियोगबुद्धि, ततू, ततू, नित्य॑ं, कांक्षा, 
अनागत, च, उदय, ण, णाणि। मूलधातु-काक्षि काक्षाया भवादि, उत्‌ अय गतौ, डुकुंअआ करणो। पद- 
बिवरण--उप्पण्णोदय भोगो उत्पन्नोदयभोग.-प्रथमा एक० । विओगबुद्धीए वियोगबुद्धघा-तृतीया एक०॥। 








प्रयोग--निराकुल रहनेके लिये समस्त भावान्तरोंका आलम्बन तजना और मात्र 
सबका जाननहार रहना ॥ २१४॥। 

अब ज्ञानीके तीनो काल विषयक परिग्रह नही है ऐसा बताते है--[उत्पन्नोदय भोग: ] 
वरतेमान कालमे उत्पन्न हुआ उदयका भोग [तस्यथ] उस ज्ञानीके [नित्य] हमेशा [वियोग- 
बुद्ध्या | वियोगको बुद्धिसे प्रवतंता है [च] झौर [ श्रनागतस्य उदयस्य ] भ्रागामी कालमे होने 
वाले उदयकी [सः] बह [ज्ञानी | ज्ञानी [कांक्षां] इच्छा [न करोति] नही करता इस कारण 
ज्ञानीके त्रिकालविषयक उपभोगका भी परिग्रह नहीं है । 

तात्पर्यं--ज्ञानीके उपभोगमे भ्रास्था नही, किन्तु अरतिभाव है इस कारण ज्ञानीके 
किसी भी पर व परभावका परिग्रह नही है । 

टीकार्थ--कर्मोदयका उपभोग ब्रतीत, वर्तमान और झागामी कालविषयक होता है । 
उनमेसे अतीत कालका तो उपभोग बीत चुकनेके कारण वह परिग्रह भावकों धारण नहीं 
करता और झनागत कालका उपभोग प्राकांक्ष्यमाणं हुआ ही परिग्रहभावकों घारण करेगा, 
तथा वतंमानका उपभोग रागबुद्धिसे प्रबतंमान होता हुआ ही परिग्रहभावकोी धारण करेगा, 
किन्तु ज्ञानीके वतेमानका उपभोग रागबुद्धिसे प्रवतेमान नही दिखता, क्योकि ज्ञानीके अ्ज्ञान- 
मयभावरूप रागबुद्धिका श्रभाव है | केवल वियोगबुद्धिसे ही प्रवतेमान होता हुआ वह उपभोग 
निश्चयसे परिग्रह नहीं है । इस कारण वतेमान कमंके उदयका उपभोग ज्ञानीके परिग्रह नहीं 
होता भर श्लागामी कमंके उदयका उपभोग इच्छा किया हुआ होता ही नहों है क्योंकि ज्ञानीके 


हैघण्छ समयसार 


स॒ किल रागबुदृष्या प्रवतेमान एवं तथा स्थात्‌ । न च्‌ प्रत्युत्पन्न: कर्मोदयोपभोगो ज्ञानिनों राग- 
बुदुध्या प्रवतेमानों दृष्टो ज्ञानिनोउ्ञानमयभावस्य रागबुद्धेरभावात्‌ । वियोगब्रुदृध्यैव केवलं प्रबते- 
मानस्तु स किल न परिग्रहः स्थात्‌ । तत:ः प्रत्युत्पन्नः कर्मोदयोपभोगो ज्ञानिन: परिग्रहों न भवेत्‌ । 
प्रनागतस्तु स किल ज्ञानिनों न कांक्षित एवं, ज्ञानिनोञ्ञानमयभावस्याकांक्षाया भश्रभावात्‌ । 
तत्तोइ्नागतोइपि कर्मोदयोपभोगो ज्ञानिन: परिग्रहो न भवेत्‌ ॥ २१५ ॥। 








तस्स तस्य-षष्ठी एक०। सो स.-प्रथमा एक० । णिच्च नित्य-अव्यय । कखां काक्षा-द्वितीया एक० । 
अणागयस्स अनागतस्य-षष्ठी एक०।य च-अव्यय | उदग्स्स उदयस्य-षष्ठी एक०।ण न-अव्यय । 
- कुव्बए करोति-बर्तमान लटअत्य पुरुष एकवचन क्रिया | णाणी ज्ञानी-प्रथमा एकवचन || २१५॥ 








प्रशानमय भावरूप वांछाका अ्रभाव है इस कारण श्रनागत कमके उदयका उपभोग भी ज्ञानीके 
परिग्रह नही है। भावार्थ - प्रतीत उपभोग तो बीत हो चुका, ज्ञानी उसका स्मरण ही नहीं 
“करता, प्रनागतकी वांछा नही करता और वर्तमानके भोगमे राग नही करता, वह तो उप- 
भोगको हेय जानता उसमें राग किस तरह हो सकता है ? ग्रतः ज्ञानीके तीनो ही कालके 
कमेके उदयका उपभोग परिग्रह नही है। कदाचित्‌ ज्ञानी वर्तमानमे उपभोगके कारण जो 
मिलाता है सो पीड़ा न सही जा सकनेके कारण रोगीकी तरह उसका इलाज करता है सो 
यह चारित्रमोहोदयज निबंलताका दोष है । 

प्रसंगविवरश--प्रतन्तरपूर्व गाथामें बताया गया था कि ज्ञानी किसी भी परद्रव्य व 
परभावको नहीं चाहता । श्रब इस गाथामें इस हो तथ्यका सयुक्तिक निरूपण किया गया है । 

तथ्यप्रकाश--(१) स्वसवेदनजन्य ग्रलौकिक ग्रानन्द पाने वाला ज्ञानी भ्रतीत उपभोग 
का स्मरण भी नही करता है । (२) स्वसम्वेदनकी धुन रखने वाला ज्ञानी भावों उपभोगकी 
कल्पना भी नहीं करता है । (३) शुद्ध ज्ञानानन्दानुभवकों ही सार जानने वाला ज्ञानी वर्तमान 
उपभोगसे हटनेका ही श्राशय रखता है । (४) वर्तमान उपभोगमें भी झज्ञानमय राग न होनेसे 
ज्ञानीका वर्तमान उपभोग भी परिग्रह नही है । (५) जिस ज्ञानीके वतंमान उपभोग भी परि- 
ग्रह नही उसके प्रतीत व भावी उपभोगके परिग्रहपनेकी सम्भावना ही क्‍या है ? (६) किसी 
भो परद्रव्यका आलम्बन जहाँ नहीं है वह परिणाम स्वसंवेदनज्ञानरूप हो जाता है। (७) 
सहज ज्ञानस्वभावमें ग्रात्मत्वकी प्रतीति रखने वाले ज्ञानीका चित्त वेषयिकसुखानन्दकी वासना 
से रहित होता है। (०) शुद्ध ज्ञानमान्र भ्रात्मतत््वकी भावनासे संतुष्ट ज्ञानी ही ग्रभेद परमार्थ 
ज्ञानस्वरूपका अनुभव करता है। (&) अभेद परमार ज्ञानस्वरूप ही सहज परमात्मतत्त्व है । 
(१०) सहज परमात्मतच्वका झनुभवी हो परमात्मपदस्वरूप मोक्षको प्राप्त होता है । 


निर्जेराधिकार ३८६ 
क्रुतोष्नागतमुदयं ज्ञानी नाकांक्षतीति चेतु-- 
जो वेददि वेदिजदि समए समए विशुस्सदे उहय॑ । 
त॑ जाणगो दु णाणी उभयंपरि ण्‌ कंखड कयावि ॥२१६॥ 
' जो वेदक वेद्य 3५य, समय समयमें विनष्ट हो जाता । 
सो ज्ञानी ज्ञायक बन, न चाहता उभय भावोंको ॥२१६॥ 
यो बेदयते वेद्यते समयें समये विनश्यत्युभयं। तज्ज्ञायकस्तु ज्ञानी, उभयमपि न काक्षति कदाचित्‌ ॥२१६॥ 
ज्ञानी हि ताबद प्र वत्वात्‌ स्वभावभावस्य टंकोत्कीरोकज्ञायकभावो नित्यो भवति, यौ 
तु वेद्यवेदकभावो तो तृत्पत्नप्रध्बंसित्वाद्विभावभावानां क्षणिकों भवतेः । तत्र यो भाव: कांक्षय- 
माणं वेशभाव॑ वेदयते स यावद्धवति तावत्कांक्ष्ममाणो वेद्यो भावों विनश्यति । तस्मिन्‌ 
विनष्टे वेदको भाव: कि वेदयते ? यदि कांक्ष्ममाणवेद्य भावपूष्ठु भाविनमन्यं भाव वेदयते, तदा 





नामसंज--ज, समय, समय, उहय, त, जाणग, दु, णाणि, उभय, पि, ण, कया, वि । धातुसंज्ञ-- 
बेद वेदने, वि-नस्स नाशे, कख वांछाया । प्रातिपदिक--यत्‌, समय, समय, उभय, तत्‌, ज्ञायक, तु, ज्ञानिन, 





न तीन न न 3 तीन न-नीिननन-.-तमेनततततीत+तस..+3++- न नत-त-नकन-नननननन-न-नी- 3-3 ननननमन-+-+-न-बननामीननकननन न निनननननननननन-न पननननन न ता- 


सिद्धान्त--( १) ज्ञानीके अपने सहजात्मस्वरूपकी भावनासे प्रकट हुए स्वतन्त्र ्रानन्द 
के विलासका श्रनुभव है । (२) स्वसम्वेदक ज्ञानी सुख-दुःखादि उपभोगका साक्षी ही है । 

हष्टि-- १- अनीश्वरनय (१८०६) । २- प्रभोक्‍तृनय (१६२) । 

प्रयोग--उपभोगविकल्पसे रहित शुद्ध ज्ञानस्वभावमात्र अपनेको अनुभव करके भ्रपनेमें 
संतुष्ट रहनेका पोरुष करना ॥२१५॥। 

ग्रब ज्ञानी भ्रनागत कर्मोदय उपभोगकी क्‍यों वांछा नही करता ? इसका विवरण 
करते है--[यः] जो [विदयते] अ्रनुभव करने वाला भाव है याने वेदकभाव है और जो [वेद्यते] 
अनुभव किया जाने योग्य भाव है ग्रर्थात्‌ वेद्यभाव है [उभयं] ये दोनो ही [समये ससये| समय 
[बिनश्यति ] नष्ट हो जाते हैं । [तत्‌] सो [ज्ञानी] ज्ञानी [ज्ञायकः तु] दोनों भावोंका ज्ञायक 
हो रहता है [उम्रथमपि | इन दोनो ही भावोंको [कंदापि] कभी भी [न कांक्षति] ज्ञानी 
नही चाहता । 

तात्पयं--वेदकभाव होनेपर वेद्यभाव नष्ट हो जाता है, वेद्यभाव होनेपर पू्ववेदक भाव 
नष्ट हो जाता है सो वेद्यभाव कभो भ्रनुभवा हो नहीं जा सकता यह जानकर ज्ञात्रीं दोनोंका 
मात्र ज्ञाता ही रहता है । 

टोकार्थ --वास्तवमें ज्ञानी तो श्रपने स्वभावभावके श्र वत्वके कारण टंकोत्कीर्ण एक 
ज्ञायकस्वरूप नित्य है भोर जो वेदने बाला तथा वेदने योग्य ऐसे जो दो वेदक तथा वेद्यभाव 


३६० समयसार 


तलद्गबनापू्व॑ स विनश्यति कस्तं वेदयते ? यदि वेदकभावपृष्ठभावी भावोन्‍्यस्तं वेदयते तदा 
तडद्भवनात्पूव॑ स वेश्यो विनश्यति | कि स वेदयते ? इति कांक्ष्यम्माणभाववेदनानवस्था । तां च 








उभय, अपि, न, कदा, अपि । मूलधातु-विद चेतनाख्याननिवासेषु चुरादि, वि-णश अदर्शने दिवादि, का. 
क्षि कांक्षायां भ्वादि । पदविवरण--जो यः-प्रथमा एकवचन । वेददि वेदयते-बतंमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० 
क्रिया । वेदिज्जदि बेद्यते-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन कर्मवाच्य क्रिया । समए समए समये समये- 
सप्तमी एक० । विणस्सदे विनश्यति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन क्रिया | उहयं उभय-प्रथमा एक० । 
हैं वे विभावभावोके उत्पाद तथा विनाशस्वरूप होनेके कारण क्षणिक है । वहाँ जो वेदकभाव 
श्रागामी चाहा जाने योग्य वेद्य॒भावको प्रनुभव करता सो वह वेदकभाव जब तक बने तब तक 
बेद्ञभाव नष्ट हो जाता है। उसके नष्ट होनेपर वेदकभाव किसका ग्रनुभव करे ? यदि वह 
वेदकभाव कांक्ष्यमाण वेशद्यभावके बाद होने वाले अन्य वेद्यमावकोी वेदन करता है तो उसके 
: होनेसे पहले ही वह वेदकभाव नष्ट हो जाता है तब उस वेद्यमावकों कोन वेद सकता है ? 
यदि वेदकभावके बाद होने वाला अन्य वेदकभाव उस वेद्यभावकों वेदेगा तो उस वेदकभावके 
होनेके पहले वह वेद्यभाव नष्ट हो गया तब वह वेदकभाव कौनसे भावको वेदे ? ऐसा कांक्ष- 
माणभाव भ्रर्थात वेदनेकी दांछामें भ्राने योग्य भावके वेदनेकी ग्रनवस्था है कहो ठहराव ही 
नही हो पायगा । भ्रतः उस अ्नवस्थाको जानता हुम्ना ज्ञाना कुछ भी इच्छा नही करता । 
भावार्थ -- वेदकभाव और वेद्यमाव इन दोनोंमें काल भेद है याने जब वेदकभाव होता है तब 
वेद्यभाव नही और जब वेच्यभाव होता है तब वेदकभाव नष्ट हो जाता है। इसलिये ज्ञानी 
दोनोंको विनाशीक जानकर तथा वेद्यभाव कभो वेदा ही नही जा सकता यह जानकर आप 
जानने वाला ही रहता है । 
झब इसी श्रथंका स्पष्टीकरण करनेके लिये कलशरूप काव्य कहते हैं--बेचा इत्यादि । 
अथे -- वेद्येदकभावके चलायमान होनेसे याने समय समयमें नष्ट होते रहनेसे बाछितभाव वेदा 
ही नहीं जाता । इस कारण ज्ञानी कुछ भी आगामी भोगोंकी वांछा नहीं करता और सभीसे 
वराग्यको प्राप्त होता है । भाषाथे-- वेद्येदक विभावके कालभेद है इसलिये उन दोनों भावोके 
योगकी विधि मिलती नहीं तब उपभोगको वांछा ज्ञानो क्यो करेगा । 
प्रसंगविबरण--अनन्तरपूर्व गाथामें बताया गया था कि ज्ञानी भावी उपभोगको नहीं 
चाहता है । श्रब इस गाथामे उसका कारण बताया गया कि ज्ञानी ग्रागामी उपभोगको क्‍यों 
नही चाहता है ? 
तथ्यप्रकाश--( १) सुख दुःखादिको भोगने वाला रागादिविकल्प वेदकभाव है। 


निजराधिकार ३६१ 


विजानन्‌ ज्ञानी न किचिदेव कांक्षति ।। वेद्येदकविभावचलत्वाइश्यते न खलु कांक्षितमेव । तेन 
कांक्षति न किचन विद्वान सवंतोप्यतिविरक्तिमुपैति ॥१४७॥ ।॥। २१६ ॥ 


ते तदू-भव्ययार्थे । जाणगो ज्ञायक.-प्रथमा एक०॥। दु तु-अव्यय । णाणी ज्ञानी-प्रथमा एक० | उभय- 
द्वितीया एकबचन । पि अपि-अव्यय * ण न-अव्यय । कखइ कांक्षति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० क्रिया। 
कया कदा-अव्यय । वि अपि-अव्यय ॥ २१६ ॥। 


(२) चाहा गया सुख-दुःखादिविषयक भाव वेद्यमाव है। (३) सूक्ष्मपर्यायदृष्टिसे वेदकभाव व 
वेद्यमाव प्रतिसमय नष्ट होते रहते है। (४) जिस विषयका वेद्यमाव जिस समय हो रहा है 
उस विषयका वेदकभाव उस समय नहीं है। (५) जिस विषयका वेदकभाव जिस समय हो 
रहा है उस समय उस विषयका वेद्यमाव नहीं रहता, वह तो पहिले था । (६) वेद्यमाव व 
वेदकभावकी विनश्वरताकों तथा वेद्यमावके समय तद्विषयक वेदकभावके न हो सकनेके तथ्यको 
ज्ञानी जानता है, शभ्रतः वह उपभोग ही को नही चाहता है। (७) उपभोगको न चाहने वाला 
ज्ञानी उपभोगका परिग्रही नही होता । (८5) उपभोगका भ्रपरिग्रही सहज शुद्ध ज्ञानस्वरूप अंत- 
स्तत्त्वको अनुभवता है। (६) सहज शुद्ध ज्ञानस्वरूप सहज परमात्मतत्त्वका अनुभवी परमात्म- _ 
पदस्वरूप मोक्षको प्राप्त करता है । 

सिद्धान्त-- (१) वेदकभाव व वेद्यभाव प्रतिसमय नष्ट होते रहते हैं । (२) स्वसंवेदक 
ज्ञानी कमंविपाकवश आपत्तित उपभोगका मात्र साक्षी है । 

हृष्टि-- १- प्रशुद्ध सूक्ष्म ऋजुसूत्ननय नामक पर्यायाथिकनय (३३) । २- प्रभोकतृ- 

ये (१६२) । 

प्रयोग--विनश्वर विभावोसे उपेक्षा कर शाश्वत ज्ञानस्वभात्रमें उपयुक्त हो सहज 
पझानन्दको पअ्रनुभवनेका पौरष करना ॥२१६॥ 

ग्रब सभो उपभोगोसे ज्ञानीके वैराग्य है यह कहते हैं-- [बंधोषभोगनिमित्त घु ] बंध 
झौर उपभोगके निमित्तभृत |संसारदेहविषयेश्ु] तथा संसारविषयक ग्रोर देहविषयक | श्रध्य- 
बसानोदयेषु | भ्रध्यवसानके उदयोमे [ज्ञानिनः] ज्ञानीके [रागः | राग [नेब उत्पयते | नहीं 
उत्पन्न होता । 

तात्पयें--ज्ञानी जीवको उपभोगके कारणभूत विकारभावमें राग नहों रहा इस कारण 
ज्ञानी भोगकी इच्छा नही करता । 

टोकार्थ--इस लोकमे निश्चयसे अध्यवसानके उदय कितने ही तो संसारविषयक हैं 
झौर कितने ही शरीरविषयक हैं। उनमेंसे जितने प्रध्यवसानोदय संसारविषयक हैं उतने तो 





३९२ समयंसार 
तथाहि -- हा 
बंधुवभोगणिमित्ते अज्फवसाणोद एस णाणिस्स । 
संसारदेहविसएस णेव उप्यज्जदे रागो ॥२१७॥ 

संसारदेहविषयक, जो हैं 'बन्धोपभोगके कारण । 

उन सब श्रध्यवसानों-में ज्ञानी राग नहिं करता ॥२१७॥ 
बंधोपभोगनिभित्तेषु अध्यवसानोदय्रेषु ज्ञानिन: | ससारदेहविषयेषु नैवोत्पय्यते राग: ॥२१७॥ 

इह खल्वध्यवसानोदयाः कतरेइपि ससारविषयाः: कतरे5प शरीरविषयाः । तन्न यतरे 

संपतारविषया: ततरे बंधनिमित्ता: । यतरे शरीरविषयास्ततरे तृपभोगनिमित्त।: । यतरे बंधनिमि- 
तास्ततरे रागद्वेषमोहाद्या: । यतरे तृपभोगनिमित्तास्ततरे सुखदुःखाद्या: । प्रथामोषु॒सर्वेष्वषि 
झानिनो नास्ति रागः। नानाद्रव्यस्वभावत्वेन टंकोत्कीणोंकज्ञायकभावस्वभावस्य तस्य तत्प्रति- 





नामसंज्ञ-बधुवभोगणिमित्त, अज्मवसाणोदय, णाणि, संसारदेहविसय, ण, एवं, राग । धातुसंज्य- 
उद्‌-पकञ्ज गतौ। प्रातिपविक--बन्धोपभोगनिमित्त, अध्यवसानोदय, ज्ञानिनू, ससारदेहविषय, ण, एव, 
राग । मूलधातु--उत्‌ पद गतौ चुरादि। पदविधरण--बंधुवभोगणिमित्ते बन्धोपभोगनिमित्तेषु-सप्तमी 
वे बधके निमित्तभूत है और जितने अध्यवसानोदय शरीरविषयक है उतने वे उपभोगके 
निमित्तभूत है । सो जितने बधके निमित्तभूत है उतने तो रागद्रेष मोह भ्रादिक है शोर जितने 
उपभोगके निर्भित्तभूत है उतने सुख-दुःखादिक है । इन सबमे ही ज्ञानीके राग नहो है, वयोकि 
अ्रध्यवसान नाना द्रव्योक्ा स्वभाव है श्रतः टंकोत्कीणं एक ज्ञायकस्वभाव वाले ज्ञानोके उसका 
प्रतिषेध है । भावा्थं--संसार देहभोग सम्बन्धी रागद्वेष मोह अध्यवसान है और सुख-दुःखा- 
दिक भी अध्यवसान हैं वे नाना द्रव्यके स्वभाव है ग्रर्थात्‌ पुदूगल तथा जोवद्रव्यके सयोगरूपसे 
हुए है । ज्ञानी तो श्रपनेकों एक ज्ञायकस्वभाव मावता है, अश्रतः ज्ञानीके अध्यवस्तानोका प्रतिषेध 
है, ज्ञानीके उनमें प्रीति नही है । 

ग्रव इसो प्रथंकों श्लोकमे कहते हैं--ज्ञानिनो इत्यादि । अर्थ--रागरससे रिक्त होने 
के कारण कर्म परिग्रहभावको नही प्राप्त होता | जैसे कि लोध फिटकरीसे कषायला नही किये 
गये वस्त्रमें रंगका लगना श्रद्भीकार न हुआ वस्त्रपर बाहर ही लोटता है याने वस्त्रमे प्रवेश 
गही करता । भावषा्थ--जैसे लोध फिटकरी लगाये बिना वस्त्रपर रंग नहीं चढ़ता उसी तरह 
ज्ञानीके राग भावके बिना कर्मके उदयका भोग परिग्रहपनेको प्राप्त नही होता । 

पुन: ज्ञानवान्‌ इत्यादि । भ्रथें“--ज्ञानो निजरससे हो समस्त रागरसके त्यागरूप स्व- 
भाव वाला है, इस कारण कमंके मध्यमें पड़ा हुआ . भी वह समस्त कममसे लिप्त नहीं होता । 


निर्जराधिकार १६३ 


षेधात्‌ ॥ ज्ञानिनों न हि परिग्रहभाव॑ कमेरागरसरिक्ततयैति । रगयुक्तिरकषायितवस्त्रे स्वीकृतैव 
हि बहिलु ठतीह ॥१४५॥ ज्ञानवान्‌ स्वस्सतो5पि थतः स्थात्‌ सबंरागरसवर्जनशीलः । लिप्यते 
सकलकमंभिरेष कर्ममध्यपतितोषपि ततो न ॥१४६॥| ॥ २१७ ॥। 


ऑिनकनत---.-- --- 


बहुवचन । अज्भवसाणोदएसु अध्यवसानोदयेषु-सप्तमी बहु०। णाणिस्स ज्ञानिन -षष्ठी एक०। ससार- 
देहविसएसु संसारदेहविषयेषु-सप्तमी बहु । ण न-अव्यय । एब्र-अव्यय | उप्पज्जदे उत्पद्यते-वर्तमान 
लेट अन्य पुरुष एक० भावकमंवाच्य क्रिया । रागो राग:-प्रथमा एकवचन ॥ २१७ || 








प्रसंगविवररण--प्रनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि ज्ञानी विषयोपभोगको नहीं 
चाहता है | ग्रब इस गाथामें उसी विषयक। स्पष्टीकरण! किया गया है । 

तथ्यप्रकाश-- ( १) संसारविषयक रागादिभाव बन्धनके निमित्तभूत होते है । (२) 
शरीरविषयक सुख-दु.खादि भाव उपभोगके निमित्तक होते है। (३) ज्ञानीका न तो रागादि 
भावमे राग है और न सुख-दुःखादि भावमे राग है। (४) रागादि भाव व सुख-दुःखादि 
भावमे नानाद्रव्यस्वभावपना है, भ्रतः ये विकार प्रात्माके नही है । (५) टद्धोत्कीर्ण एक 
ज्ञायकस्वभाव एकात्मद्रव्यस्वभाव है, अतः ज्ञायकस्वभाव ही ग्रात्माका स्वरूप है। (६) राग- 
रसरिक्त होनेसे ज्ञानीकी क्रिया परिग्रहभावको प्राप्त नही है जैसे कि श्रकषायित (लोंध फिट- 
करीसे नही भीगे) वस्त्रमे रगका योग बाहर ही रहता भीतर पक्का नहीं होता । (७) ज्ञानी 
स्वरसतः समस्त रागसे निराला रहनेके स्वभाव वाला है, ग्रत: वह कर्ममें पड़कर भी कर्मोासे 
लिप्त नही होता । (५) स्वसम्वेदन ज्ञानका श्रभाव होनेसे भज्ञानी इन्द्रियविषयोंमे रागी होता 
है, श्रतः वह कर्मरजसे बंध जाता है । 

सिद्धान्त--- १- रागादि विभावमे राय होना मिथ्यात्व है। २- शाश्वत ज्ञानस्व- 
भावका स्वसम्वेदन होनेसे ज्ञानी विभावोका मात्र साक्षी है । 

हृष्ट-- १- अशुद्धनिश्वयनय (४७) । २- अ्रकतृ नय व ब्र॒भोक्‍्तुनय (१६०-१६२) । 

प्रयोग--विकारोंको नैमित्तिक भाव जानकर उनसे उपेक्षा करके ज्ञायकस्वभावमात्र 
प्रन्तस्तत्व्को निरखकर सहज तृप्त रहनेका पौरुष करना ७ २१७ ॥। 

ग्रब पूर्व गाथोक्त प्रथंका दृष्टान्तपूर्वक व्याख्यान करते है--[ज्ञानी] ज्ञानी [सर्वद्रव्येषु| 
समस्त द्रव्योमे [ रागप्रहायकः ] रागका त्यागने वाला है श्रतः वह [कर्ममध्यगतः तु] कमंके 
मध्यमे प्राप्त हुआ भी [रजसा | कमंरूपी रजसे [नो लिप्यते] लिप्त नहों होता [यथा] जैसे 
कि [कर्दममध्ये| कीचड़में पड़ा हुआ [कनक] सोना । [तु पुनः] किन्तु फिर [प्रज्ञानो] अज्ञ।नी 
[सर्वद्रब्येषु | समस्त द्रव्योंमें [रक्तः| रागी है, श्रतः [कर्मेमध्यगतः] कर्मोके मध्यमे प्राप्त हुआ 


३६४ समथसार 
णाणी रागप्पजहो सब्बदब्बेसु कम्ममज्कंगदों । 
णो लिपदि रजएण दु कदममज्फे जहा कणयं ॥२१८॥ 
अण्णाणी पुण रत्तो सब्वदब्बेसु कम्ममज्मगदो । 
लिप्पदि कम्मरएण दु कदममज्के जहा लोहं ॥२१६॥ (युग्मम) 


सब द्रव्थोंमें ज्ञानी, रागप्रमोचन स्थमाव वाला है । 

कर्ममध्यगत रजसे, लिप्त न ज्थौं कीचमें सोना |॥२१५॥। 

किन्तु श्रज्ञानसेबी, सब द्रव्योंमें प्ररक्त रहता सो । 

कर्ममध्यगत सबसे, लिप्त यथा कोचमें लोहा ॥॥२१६॥ 
ज्ञानी रागप्रहाय. सर्वद्रव्येषु कर्ममध्यगतः । नो लिप्यते रजसा तु कर्दममध्ये यथा कनक॑ ॥२१८॥ 
अज्ञानी पुना रक्त. सर्वद्रब्येषु कर्ममध्यगत । लिप्यते कमेरजसा तु कर्दममध्ये यथा लोह ॥२१९॥ 

यथा खलु कनक॑ कर्दमम्रध्यगतमपि कर्दमेन न लिप्यते तदलेपस्वभावत्वात्‌ । तया किल 

ज्ञानी कर्ममध्यगतोडपि कर्मणा न लिप्यते स्व॑ंपरद्रव्यक्ृतरागत्यागशीलत्वे सति तदलेपस्वभाव- 


.... नामसंज्ञय-णाणि, रागप्पजह, सब्बदब्ब, कम्ममज्मगद, णों, रजय, दु, कहमसज्म, जहा, क्रणय, 
अण्णाणि, पुण, रक्त, सव्वदव्व, कम्मज्कगद, कम्मरय, दु, कदममज्भ, जहा, लोह । घातुसंज्ञ- - जहा स्यागे 
लिप लेपने | प्रातिपदिक--ज्ञानिन्‌, रागप्रहाय, सर्वेद्रव्य, कमेमध्यगत, नो, रजस, त, कर्दममध्य, यथा, 
कनक, अज्ञानिन्‌, पुनर, रक्त, सर्वद्रब्य, कर्ममध्यगत, कमंरजस्‌, तु, कर्दममध्य, यथा, लोह | मूलधातु - 
भोहाक्‌ त्यागे जुहोत्यादि, लिप उपदेहे तुदादि | पदरविवरण--णाणी ज्ञानी-प्रथमा एक०। रागप्पजहों 


[कर्मरजसा ] कर्मरजसे [लिप्यते| लिप्त होता है. [यथा] जैसे कि [कर््समध्ये| कीचमे पडा 
हुआ [लोहं] लोहा । 

तात्पयें---अज्ञानी र'गी होनेसे बँघता है, ज्ञानी विरक्त होनेसे नहीं बंँधता । 

टोकार्थ--जैसे निश्वयसे सुवर्शा कोचडके बीचमे पडा हुआ भो कीचड़से लिप्त नही 
होता, क्योंकि सुवर्शाका स्वभाव कर्दमसे न लिपनेके स्वभाव वाला ही है; उसी प्रक।/र वास्तव 
में ज्ञानी क्मके बीचमें पड़ा हुआ भो कर्मसे लिप्त नही होता, क्योकि ज्ञानी सब परद्रव्यगत- 
रागके त्यागके स्वभावपनेके होनेके कारण कमंसे अ्लिप्तस्वभावी है । तथा जैसे लोहा कर्दमके 
मध्य पड़ा हुआ कर्देमसे लिप्त हो जाता है, क्योकि लोहेका स्वभाव कर्देमसे लिप्त होनेरूप ही 
है; उसी तरह भ्रज्ञानी प्रकटपने कर्मके बीच पडा हुप्ना कर्मसे लिप्त होता है, क्योंकि श्रज्ञानी 
सब परद्रव्योमे किये गये रागका उपादान स्वभाव होनेसे कमंमें लिप्त होनेके स्वभाव वाला 
है । सावार्थ--जैसे कोचड़मे पड़े हुए सुबणंके काई मैल जंग नही लगता, भौर लोहेके काई 








निर्जराधिकार ३६५ 


त्वात्‌ ज्ञान्यिव । यथा लोहं कर्दममध्यगतं सत्कर्दमेन लिप्यते तल्लेपस्वभावत्वात्‌ तथा किलाज्ञानी 
कर्ममध्यगतः सन्‌ कर्मणा लिप्यते सर्वपरद्रव्यकृत रागोपादानशीलत्वे सति तल्लेपस्वभावत्वात्‌ ।॥। 
याहक्‌ ताहमिहास्ति तस्य वशतों यस्य स्वभावों हि यः कतु'नैष कथचनापि हि परैरन्याहशः 





रागप्रहाय:-प्रथमा एक०। सब्बदब्वेसु सर्वेद्रव्येषु-सप्तमी बहु०। कम्ममज्कमगदों कममध्यगतः-प्र० ए०। 
णो नो-अव्यय । लिप्पदि लिप्यते-वर्तमान लट्‌ू अन्य पुरुष एक० भावकर्मवाच्य क्रिया । रजएण रजसा- 
तृतीया एक० । दु तु-अव्यय । कहममज्फे कर्देममध्ये-सप्तमी एक०। जहा यथा-अव्यय । कणयं कनक- 
भ्रथमा एक०। अण्णाणी अज्ञानी-प्रथमा एकवचन । पुण पुनः-अव्यय । रत्तो रक्त:-प्रथमा एक० । सव्वष 


जंग लग जाता है उसी प्रकार ज्ञानी कर्मके मध्यगत है तो भी वह कर्मसे नहीं बँघता । श्रौर 
प्रज्ञानी कमंसे बंध जाता है। 

ग्रब इस भ्रथंका और भी स्पष्टीकरण कलशमें कहते हैं--याहक्‌ इत्यादि । अर्थ--इस 
लोकमे निश्चयत: जिस वस्तुका जैसा स्वभाव है उसका वह स्वभाव वैसे ही स्वाधीनपनेसे है । 
सो वह स्वभाव अन्य किसीके द्वारा अ्रन्य सरीखा कभो नही किया जा सकता | ग्रतः ज्ञान 
निरन्तर ज्ञानस्वरूप ही होता है ज्ञान कभी ग्रज्ञान नही होता यह निश्चय है। इस कारण 
हे ज्ञानी ! तू कर्मोदजनित उपभोगकों भोग, परके अपराधसे उत्पन्न हुआ बंध यहाँ तेरे नही 
है । भावार्थ--वस्तुस्वभावको मेटनेके लिये कोई समर्थ नही है वस्तुस्वभाव वस्तुके श्रपने ही 
श्राधीन है, इस कारण ज्ञान हुए बाद उसे अज्ञानरूप करनेको कोई समर्थ नही है। इसी 
कारण ज्ञानीसे कहा गया है कि परके किये श्रपराधसे बंध तेरे नहीं है। उपभोग भोगनेसे बंध 
की शंका करेगा तो परद्रव्यसे बुरा होता है ऐसा भिध्या माननेका प्रसंग आयेगा । वास्तरमें 
बध अपने झपराधसे होता है । इस तरह स्वेच्छाचारिता मिटानेका व परद्रव्यस बुरा होता है 
ऐसी शंका मिटानेका उपदेश किया है । स्वेच्छाचारी व मिथ्याबुद्धि होना गज्ञानभाव है । 

प्रसंगविधरण--पश्रनन्त रपू्व. गाथामे बताया गया था कि ज्ञानोंके भ्रध्यवसानोदयोंमें 
राग उत्पन्न नहीं होता । प्रब इन दो गाधाग्रोमे सोदाहरण बतलाया है कि इसी कारण ज्ञानी 
करमममें पड़कर भी कमेरजसे लिप्त नहीं होता, किन्तु भज्ञानों अध्यवत्तानोदयोंमे राग होनेसे 
कर्म रजसे लिप्त हो जाता । 

तथ्यप्रकाश-- १- निजको निज परको पर जान लेनेसे ज्ञानोको किसी भी परद्रव्यमें 
राग नही रहता । २- स्व परद्रव्योसे राग निवृत्त होनेका शील होनेसे ज्ञानी कर्मंसे प्रलिप्त 
है। ३- ज्ञानोका कमंविपाकवश कममें पड़कर भी कर्मसे न लिपनेका स्वभाव है जैसे कि 
सुबशंका कर्दममें पड़कर भी कर्देमसे न लिपनेका स्वभाव है । ४- श्रज्ञानी कमेमे व कर्मरसमे 


३६६ समयसार 


शक्यते । ग्रज्ञानंन कदाचनापि हि भवेत्‌ ज्ञानं भवत्संततं ज्ञानिन भृंक्ष परापराधजनितो 
नास्तीह बंधस्तव ॥|१५०॥ ॥ २१८ २१६ ॥ 





दब्बेसु सर्वद्रव्येषु-सप्तमी बहु० | कम्ममज्कगदो कर्ममध्यगत.-प्र० एक० । लिप्पदि लिप्यते-वर्तमान लट॒ 
अन्य पुरुष एकवचन। कम्मरएण कमंरजसा-तृतीया एक०। दु तु-अव्यय । कहममज्के कर्दममध्ये- 
सप्तमी एक० । जहा यथा-अव्यय । लोह-प्रथमा एकबचन ।। २१८-२१६ ॥। 


५४३ ४४%-२४६-+:+>बेनक २ नन कर 4र बम 5 


राजी होनेके कारण कमंसे लिपनेके स्वभाव वाला है जैसे कि कर्देममे पडा हुग्ना लोहा कर्दमसे 
लिपनेके स्वभाव वाला है । (५) जीवका बन्धन अज्ञानके कारण होता है बाह्य वस्तुके उप- 
भोगके कारण नही । 

सिद्धान्त-- (१) एक द्रव्यके द्वारा दूसरा द्रव्य परिणमाया नहीं जा सकता। (२) 
द्रव्य स्वयंके परिणमनके द्वारा स्वयंको परिणति क्रियासे स्वयंमें १परिणमता है । 

हृष्टि-- १- प्रतिषेधक शुद्धनय (ड६अ) । २- कारककारकिभेदक शुद्ध सदभूत व्यव- 
हारनय (७३) । 

प्रयोग--स्वभाव व परभावमे ्रभेदबुद्धि न होकर स्वभावमें उपयुक्त होनेपर कर्मलेप 
नही होता है ऐसे निर्णशयके बलसे स्वभावके ग्रभिमुख रहनेका पोरुष करना ॥ २१८-२१६ ॥ 

ग्रब पूर्व गाथाके अ्रथंकों दृष्टान्त द्वारा हृढ़ करते है--[विविधानि] प्रनेक प्रकारके 
[सचिसलाचित्तमिश्चितानि] सचित्त ग्रचित्त और मिश्रित [द्रव्यारिण | द्रव्योकों [सुजानस्थापि] 
भक्षणा करते हुए भी [शंखस्थ] शंखका [श्वेतसमाबः] सफेदपना [क्ृष्णक: कतु ] काला किया 
जानेके लिये [नापि शक्‍यते] रंच भी शक्‍्य नहीं [तथा] उसी तरह [विविधानि ] अनेक 
प्रकारके [सच्ित्ताच्षित्तमिश्चितानि] सचित्त श्रचित्त प्लौर मिश्रित [ द्रव्यारिण ] द्रव्योंको [भ्रुजा- 
नस्यापि] भोगते हुए भी [ज्ञानिन:] ज्ञानीका [ज्ञानं अपि] ज्ञान भो [अज्ञानतां नेतु' न शकयं] 
अज्ञानपनेकों किया जाना शक्य नहीं है । शोर जैसे [स एवं शंख: ] वहो शंख [यदा] जिस 
समय [तक श्वेतस्वभावं | अ्रपने उस श्वेतस्वभावकों [प्रहाय] छोडकर [क्रृष्णभावं | कृष्ण- 
भावको [गच्छेत्‌] प्राप्त होवे [तदा] तब [शुक्लत्वं] सफेदपनको [प्रजह्मात्‌] छोड देता है 
[तथा ] उसो तरह [ज्ञानी श्रपि] ज्ञानी भी [खलु यदा] निश्चयसे जब [तक ज्ञानस्वभायं] 
अपने उस ज्ञानस्वभावकों [प्रहाय] छोडकर [अज्ञानेन परिणतः] भ्रज्ञानरूपसे परिणत होवे 
[तदा | उस समय [ अज्ञानतां | भ्रज्ञानपनेकों [गच्छेत्‌] प्राप्त होता है । 

तात्पयं--ज्ञानी किसी भी परद्रव्यके द्वारा ग्रज्ञानहूप नहीं हो सकता है । 

टीकार्थ--जैसे परद्रव्यको भनक्षण करते हुए भी शंखका श्वेतपन परद्रव्यके द्वारा काला 


निरजेराधिकार ३६७३ 


भुज्तग्सवि विविहे सच्चित्तावित्तमिस्सिये दब्वे । 

संखस्स सेदभावों णवि सक्कदि किण्णुगो काउं ॥२२०॥ 

तह णाणिस्स वि विविहे सच्चित्तावित्तमिस्मिए दब्वे । 

भु जंतस्सवि णाणं ण॒ सक्‍्कमरणणाएद णेदु' ॥२२१॥ 

जइया स एवं संखो सेदसहावं तय॑ पजहिदृण । 

गच्छेज्ज किण्हभाव॑ तडइया सुक्कत्तणं पजहे ॥२२२॥ 

तह णाणी वि हु जहया णाणसहावं तयं पजहिऊण । 

अण्णाणेण परिणदों तइया अण्णाणुदं गच्छे ॥२२३॥ 

मिश्र सचित्त भ्रचित्त हि, नाना भोगोंकोी भोगते भो तो । 

शंखका श्वेतरूपक, किया नहीं जा सके काला ॥२२०॥ 

ज्यौं भोक्ता भी नाना, सजीव निर्जोब सिश्न द्रव्योंका । 

ज्ञानीका ज्ञान कहीं, भ्रज्ञान किया न जा सकता ॥२२१॥ 

जब ही वह शंख कभी, उस श्वेत स्वभावकों छोड़ करके । 

पावे कालापनको, तब ही शुक्लत्वको तजता ॥२२२॥ 

त्पौ ज्ञानी भी जब ही, अपने उस ज्ञानभावकों तजकर । 

हो श्रज्ञानविपरिश्गयत, तब ही शभ्रज्ञानको पाता ॥२२३॥ 
नामसंज्ञ-भुजत, वि, विविह, सच्चित्ताचित्तमिस्सिय, दव्व, सख, सेदभाव, ण, वि, किण्णग, तह, 
णाणि, वि, विविह, सच्चित्ताचित्तमिस्सिय, दव्व, भुजत, वि, णाण, ण, सक्‍क, अण्णाणद, जइया, स, एव, 








किया जानेके लिये शक्य नही है, क्योकि परमे परभावस्वरूप करनेका निम्ित्तपना नहीं होता। 
उसी तरह परद्रव्यको भोगते हुए भो ज्ञानीका ज्ञान परके द्वारा अज्ञानरूप नहीं किया जा 
सकता, क्योकि दूसरेमे परभावस्वरूप करनेका निमित्तपना नहीं है । इस कारण ज्ञानोके परा- 
पराधनिमित्तक बंध नही है । और जिस समय वही शंख परद्रव्ययों भोगता हो अथवा न 
भोगता हो, परन्तु अ्रपने श्वेतपनेको छोड़कर स्वयमेव कृष्णभाव स्वरूप परिणमता है उस 
समय इस शंखका श्वेतभाव अपने द्वारा ही किया गया क्ृष्णभाव स्वरूप होता है, उसी तरह 
वही ज्ञानो परद्रव्यको भोगता हो ग्रथवा न भोगता हो, परन्तु जिस समय प्नपने ज्ञानको छोड़ 
स्वयमेव अज्ञानसे परिणमन करे उस समय इसका ज्ञान अपना ही किया अज्ञानषप होता है । 


रेध८ समयसार 


भुंजातस्थापि विविधानि सचित्ताचित्तमिश्षितानि द्वव्याणि। शखस्य स्वेतभावो नापि शक्‍यते कृष्णक: कतु । 
तथा ज्ञानिनोषपि सबित्ताचित्तमिश्रितानि द्रव्याणि। भुजानस्यापि ज्ञान न शक्यमज्ञानता नेतु ॥२२१॥। 
यदा स एवं शंख: स्वेतस्वभाव तक प्रह्याय । गच्छेत्‌ु कृष्णणाव तदा शुकलत्वं प्रजह्यात्‌ ॥२२२॥ 
तथा ज्ञान्यपि खलु यदा ज्ञानस्वभाव॑ तक प्रहाय । अज्ञानेन परिणतस्तदा भज्ञानता गच्छेत्‌ ॥२२३॥ 


यथा खलु शंखस्प परद्रव्यमुपभुंजानस्थापि न परेण श्वेतभाव: कृष्णीकतुं शक्‍्येत पर- 
स्य परभावत्वनिभित्तत्वानुपपत्ते: । तथा किल ज्ञानिन: परद्रव्यमुपभुंजानस्यथापि न परेणा ज्ञान- 
मज्ञानं कतु” शकक्‍येत परस्यथ परभावत्वनिमित्तत्वानुपतत्ते:। ततो ज्ञानिनः परापराघनिभित्तो 
नास्ति बंध: । यथा च यदा स॒ एवं शंखः परद्रव्यमुपभुजानो$नुपभृंजानों वा श्वेतभावं प्रहाय 
स्वयमेव कृष्णभावेन परिणमते तदास्य श्वेतभाव: स्वयक्ृतः कष्णभाव: स्यात्‌ । तथा यदा स 


<६«+>+ 


सख, सेदसहाव, तय, किण्हभाव, तइया, सुक्कत्तण, तह, णाणि, वि, हु, जश्या, णाणसहाव, तय, अष्णाण 
परिणद, तइया, अण्णाणद | धातुसंज्ञ--भुज भक्षणे भोगे च, सक्‍क सामथ्यें, कर करणे, ने प्रापणे, प-जहा 
त्यागे, गच्छ गतो | प्रातिपदिक--भुंजान, अपि, विविध, सचित्ताचित्तमिश्रित, द्रव्य, शंख, श्वेतभाव, न 
अपि, कृष्णक, तथा, ज्ञानिनु, अपि, विविध, स्चित्ताचित्तमिश्रित, द्रव्य, भुजान, अपि, ज्ञान, न, शक्‍य 


इस कारण ज्ञानीके परका किया बन्ध नही है श्राप हो ग्रज्ञानो बने तब अपने अपराधके कारण 
से बंध होता है । भावार्थे--जैसे शंख सफेद है वह काले पदार्थकों भक्षण करे तो भी काला 
नहीं होता, जब स्वयं ही कालिमारूप परिणमे तब वाला होता है उसी प्रकार ज्ञानी उपभोग 
करता हुझा भी अज्ञानहूप नहीं होता जब वह स्वयमेव ग्रज्ञानरूप परिणमन करे तब शभज्ञानी 
होता है, तभी ग्ज्ञानके कारण बंध करता है । 


ग्रब इस तथ्यको कलशरूप काव्यमें कहते है--ज्ञानिनू इत्यादि । भ्रथं--हे ज्ञानी ! 
तुझे कुछ भी कर्म करनेके लिये उचित नही है तो भी यदि यह कहा जा रहा है कि परद्रव्य मेरा 
कभी भी नही है और मैं उसे भोगता हूं सो यह बड़े खेदकी बात है कि जो तेरा नही उसको 
तू भोगता है सो तू खोटा खाने वाला है | यदि तू कहे कि परद्रव्यके उपभोगसे बंध नहो 
होता ऐसा सिद्धान्तमें कहा इसलिये भोगता हू, तो क्‍या तुभे भोगनेकी इच्छा है ? तु ज्ञानहूप 
हुआ अपने स्वरूपमें निवास कर तो बंध नही है ग्रन्यथा याने यदि भोगनेकी इच्छा करेगा तो 
तू निश्चित अ्रपने अपराधसे बन्धको प्राप्त होगा। भावार्थ-- परद्रव्यके भोगने वालेको तो 
लोकमे चोर श्रन्यायी कहते है। सिद्धान्तमे जो उपभोगसे बंध नही कहा है वह ऐसे है कि 
ज्ञानी यदि इच्छाके बिना परकी बरजोरीसे उदयमें झायेकों भोगे तो उसके बंध नही कहा 
प्रौर जो इच्छासे भोगेगा तो श्राप स्वयं भ्रपराधी हुआ, तब बध क्रयों न होगा ? 

ग्रब इसी अ्रथंका हृढ़ीकरण काव्यमे करते है--कर्तारं इत्पादि । श्रथें--कर्म श्रपने 


निर्जराधिकार ३६६ 


एव ज्ञानी परद्रव्यमुपभ्ु जानोउनुपभु जानो वा ज्ञान प्रहाय स्वयमेवाज्ञानेन परिणमेत तदास्य 
ज्ञानं स्वयंकृतमज्ञानं स्थात्‌ । ततो ज्ञानिन: स्वापराधनिमित्तों बंध: ॥ ज्ञानिन्‌ कर्म न जातु 
कतु मुचितं किचित्तथाप्युच्यते भुंक्ष्य हुंत न जातु में यदि पर दुर्भुक्त एवासि भो: । बंध: स्या- 
दृषभोगतों यदि न तत्कि कामचारोउस्ति ते ज्ञानं सन्‍्वस बंधमेष्यपरथा स्वस्थापराधादूध्नवं । 


फल न आन न न न ततञ +न्‍ +++++०7ौ०+_+-_+_न् __++7+++++++++++++++*““++/+४+ 5553“ 


अज्ञानता, यदा, तत्‌, एव, गंख, इवेतस्वभाव, तक, कृष्णमाव, तदा, शुक्लत्व, तथा, ज्ञानिनु, अपि, खलु, 
यदा, जानरवभाव, तक, अज्ञान, परिणत, तदा, अज्ञातता। सूलधातु--भुज-भोगे रुधघादि, शक सामथ्यें 
दिवादि, डुकृआ्‌ करणो, णित्न्‌ प्रापणे तुदादि, प्र-ओहाक्‌ त्यागे जुहोत्यादि, गम्लू गतो।| पदिवरण--भुजं- 
तस्स भजानस्य-पप्टी एक० | वि अपि-अव्यय । विविहे विविधानु-द्वि ० बहु०। सच्चित्ताचित्तमिस्सिए 
सचित्ताचित्तमिश्रितानि-द्वितीया बहु०। दब्बे द्रव्याणि-द्वितीया बहु०। सखस्य शखस्य-षष्ठी एक०। 








करने दाल कर्ताको अपने फलके साथ जबरदस्तीसे तो लगता ही नहीं कि मेरे फलको तू 
भोग । कर्मफलका इच्छुक हो कमेको करता हुग्ला उस कर्मके फलको पाता है। इस कारण 
जो जीव उपयोगमें ज्ञानरूप हुम्ना, तथा जिसकी रागकी रचना कमेंमें दूर हो गई है ऐसा मुनि 
कर्मके फलका परित्यागरूप एक स्वभाव होनेसे कमंको करता हुआ भी कमंसे नहीं बँधता 
भावार्थ - कर्म तो कर्ताकों जबरदस्तीसे अपने फलके साथ जोडता ही नही, परतु जो कर्मको 
करता हुआ उसके फलकी इच्छा करता है वही उसका फल पाता है। इस कारण जो ज्ञानी 
ज्ञानरूप होता हुप्ला क्मफलपरित्यागरूप भावनासहित होकर कमंक्रे करनेमें राग न करे तथा 
उसके फलकी ग्ञागामी इच्छा न करे वह मुनि कर्मोसि नहीं बधता । 

प्रसंगविवरण-- अनन्तरपुवंकी दो गाथाबोंमें बताया गया था कि परद्रव्यमे राग न 
करने वाला कमसे लिप्त नही होता और परद्रव्यमें राग करने वाला कमंसे लिप्त हो जाता है । 
उसी विपयमे यहाँ यह बताया गया है कि ऐसा रागमूल अज्ञानपना उपभोगसे नहों होता 
किन्तु ज्ञानस्वभावकों तजकर शभ्रज्ञान परिणमन करनेसे होता है । 

तथ्यप्रकाश--- १-उपभोग्य परद्रव्य जीवका भ्रज्ञानपना नहीं कर सकता। २-वियोग 
बुद्धिसे करना पड़ रहा उपभोग गअज्ञानपता नहीं कर सकता। ३-शंखकीट द्वारा खाई जाने 
वाली मिट्टो श्वेत शखदेहको काला नही कर सकती । 5-चारिश्रमोहविपाकवश करना पड़ 
रहा उपभोग ज्ञानोको अज्ञानमय नहीं बना सकता । ५-मभेदविज्ञान खो देनेपर विकारके लगाव 
के कारण शभ्रात्मा ज्ञानको छोड़कर ग्रज्ञानरूप परिणम जाता है। ६-भोगनेकी इच्छा होनेपर 
“परद्रव्यके उपयोगसे बध नहीं होता” ऐसी गप्प झाड़नेसे बन्ध नहीं रुकता । 

सिद्धान्त--- १-कोई द्रव्य अन्यके भावका कर्ता नही होता । २-ज्ञानभावकों छोड़कर 
जीव स्वयं ही अज्ञानरूप परिणमता है । 


४०० समयसार 


कर्तारं सस्‍्वफलेन यत्किल बलात्कमेंव नो योजयेत्‌, कुर्वाण: फललिप्सुरेव हि फल प्राप्नोति यत्क- 
मंणः । ज्ञानं संस्तदपास्तरागरचनो नो बध्यते कमंणा, कुर्वाणो5पि हि कम तत्फलपरित्यागैक- 
शीलो मुनि: ॥१५२॥ ॥ २२०-२२३ ॥ 

सेदभावो र्वेतभाव:-प्रथमा एक०। ण न-अव्यय | वि अपि-अव्यय । सक्‍कदि शक्यते-वरतंमान लट्‌ अन्य 
पुरुष एकबचन भावकर्मवाच्य क्रिया । किण्हगो कृष्णक:-प्रथमा एक०। काउ कतु-कदन्त प्रयोजनाथे । 
तह तथा-अव्यय । णाणिस्स ज्ञानिन:-षष्ठी एक० । वि अपि-अव्यय । सच्चित्ताचित्तमिस्सिए सचित्ताचि- 
त्तमिश्रितानि-द्वि० बहु०। दब्वे द्रव्याणि-द्वितीया बहु०। भुजतस्स भुजानस्य-षष्ठी एक०। वि अपि- 
अव्यय । णाण ज्ञानं-प्रथमा एक० । ण न-अव्यय । सक्‍क शक्‍्य-प्रथमा एक० । अण्णाणद भज्ञानता-द्वि० 
एक०। रोदु नेतु-कृदन्त प्रयोजनाथे । जइया यदा-अवब्यय । स स-प्रथमा एक० | एव-अव्यय । सखो 
शख.-प्रथमा एकवचन । सेदसहाव श्वेतस्वभावं-द्वितीया एक० | तय तक-द्वितीया एककक्‍चन | पजहिदृण 
प्रहाय-असमाप्तिकी क्रिया । गच्छेज्ज गच्छेतृू-विधिलिडः अन्य पुरुष एकवचन । किण्हभाव कृष्णभाव- 
द्वितीया एकवचन । तइया तदा-अव्यय । सुक्कत्तण शुक्‍्लत्व-द्वि० ए० । पजहे प्रजह्यातु-लिड_ अन्य पुरुष 
एक ० क्रिया | तह तथा-अव्यय । णाणी ज्ञानी-प्र० ए० । णाणसहाव ज्ञानस्वभाव-द्वि ० ए० । तय तक-द्वि० 
ए०। पजहिदृण प्रहाय-अव्यय । अण्णारोण अज्ञानेन-तृ० ए० । परिणदों परिणत.-प्र० ए० | तइया तदा- 
अव्यय । अण्णाणद अज्ञानता-द्वि० ए० । गच्छेज्ज गच्छेत्‌-लिड अन्य पुरुष एकवचन ॥२२०-२२३॥। 


हृष्टि-- १-अकतृ त्वनय (१६०) । २-पग्शुद्धनिश्वयनय (४७) । 

प्रयोग---वस्तुतः: परद्रव्यका उपभोग किया ही नही जा सकता, मात्र मिथ्या विकल्प 
ही भोगा जा पाता यह तथ्य जानकर भोगनेकी इच्छा छोडकर जानानुभूतिका ज्ञानूूप पौरुष 
करना । २२०--२२३॥। 

ग्रब पूर्वोकित गाथार्थंकों दृष्टांससे हढ़ करते हैः-- [यथा ] जैसे [इह] इस लोभ में 
[कोपि पुरुषः | कोई पुरुष [वृत्तिनिमित्तं तु] ग्राजीविकाके लिये [राजानं] राजाको [सेव्ते] 
सेवता है [तत्‌] तो [स राजापि] वह राजा भी उसको [सुखोत्पादकानु] सुखके उपजाने 
वाले [विविधान्‌ |] अनेक प्रकारके [भोगान्‌ ] भोगोको [ददाति] देता है [एकसेव | इसी 
तरह [जीवपुरुष:] जीव नामक पुरुष [सुखनिमित्तं] सुखके लिये [कर्मरज:] कमंरूपी रजको 
सिबते] सेवता है [तत्‌ | तो [तत्करम श्रपि] वह कम भी उसे [सुखोत्पावकान्‌] सुखके उप- 
जाने वाले [विविधान भोगान्‌] अनेक प्रकारके भोगोंकों [ददाति] देता है [ पुनः] श्रोर 
[यथा] ज॑से [स एव पुरुषः] वही पुरुष [वृत्तिनिमित्त] श्राजीविकाके लिये [राजानं] राजा 
को [न सेक्ते] नही सेवता है [तत्‌| तो [स राजा श्रपि] वह राजा भी उसे [सुखोत्पादकान] 
सुखके उपजाने वाले [विविधान | अनेक प्रकारके [मोगान्‌] भोगोको [न ददाति] नहीं देता है 
[एवमेव ] इसी तरह [सम्य*्टृष्टिः | सम्यग्दृष्टि [विषयार्थ | विषयोके लिये [कर्मरज:] कर्म॑- 


निर्जराधिकार ४०४१ 


पुरिसो जह कोवि हह वित्तिणिमित्तं तु सेवए राय॑ । 
तो सोवि देदि राया विविहे भोए सुहुष्पांए ॥२२४॥ 
एमेव जीवपुरिसो कम्मरयं सेवदे सुहणशिमित्तं। 
तो सोवि देह कम्मो विविहे भोए सुहुप्पए ॥२२५॥ 
जह पुण सो चिय पुरिसों वित्तिणिमित्तं ण सेवदे राय॑ । 
तो सो ण देह राया विविहे भोए सुहुप्पाए ॥२२६॥ 
एमेव सम्मदिद्दी विसयत्यं सेवए ण कम्मरयं । 
तो सो ण्‌ देइ कम्मो विविहे भोए सुहुप्पाए ॥२२७॥ (चतुष्कम्‌ ) 
जैसे यह कोई पुरुष, वृत्तिनिमित सेविताहि भुपतिको । 
तो वह राजा इसको, सुखकारी भोग देता है ॥२२४।॥॥ 
वैसे यहेँ जीव पुरुष, सुखनिमित्त कर्म धूल सेता है। 
तो बह कर्म भि नाना, सुखकारों भोग देता है ॥२२५। 
जैसे वहो पुरुष जब, वृत्तिनिसित नहिं सेवता नृपको । 
तो बह राजा भि नहीं, सुखकारी भोग देता है ॥२२६॥ 
त्यों हो सम्यग्हष्टी, विषधयनिमित कम धूल नहह सेता । 
तो वह कमें भो नहीं, सुखकारी भोग देता है ॥२२७॥ 
... त्ञामसंज्ञ-पुरिस, जह, क, वि, इह, वित्तिणिमित्त, तु, राय, तो, त, वि, राय, विविह, भोज, सुहु 
प्पाद, एमेव, जीवपुरिस, कम्मरय, सुहणिमित्त, तो, त, वि, कम्म, विविह, भोज, सुहुप्पाद, एमेव, सम्म- 
दिट्ठटि, विसयत्थं, ण, कम्मरय, तो, त, ण, कम्म, विविह, भोअ, सुहुप्पाद । धातुसंज्ञ-सेव सेवायां, दद 
दाने । प्रातिषदिक - पुरुष, यथा, किम, अपि, इह वृत्तिनिमित्त, कु, राजन, तत्‌, तत्‌ अपि, राजन, विविध 
रूपो रजको [न सेवते] नहीं सेवता [तत्‌] तो [तत्कसे अपि] वह कर्म भी उसे [सुखोत्पा 


कान] सुखके उपजाने वाले [विविधान्‌ भोगान्‌| अ्रनेक प्रकारके भोगोंको [न ददाति] नहीं 
देता । 
तात्पयं--कमंफलकी इदृच्छासे कर्मंसेवन करनेवालेको नवीन बद्ध कर्म भ्रागे भी सुख 
दुःखादि फल देता है भ्लौर कमंफलकी इच्छासे कमंसेवन करनेवालेको कर्मफल नहीं मिलता । 
टीकार्थ--जैसे कोई पुरुष फलके लिये राजाकी सेवा करता है तो वह कभ॑ उसे फल 
देता है। औौर जैसे वही पुरुष फलके लिये राजाकी सेवा नही करता तो राजा भी उसको 








४०२ समयसार 


पुरुषो यथा कोपीह वृत्तिनिमित्त तु सेबते राजानं । तत्सोषपि ददाति राजा विविधान्‌ भोगान सुखोत्पादकानु । 
एवमेव जीवपुरुष: कर्मरज: सेवते सुखनिमित्त । तत्तदपि ददाति कर्म विविधान्‌ भोगान्‌ सुखोत्पादकान्‌ । 
यथा पुनः स एव पुरुषो वृत्तिनिमित्तं न सेवते राजानं । तत्सोषपि न ददाति राजा विविधान्‌ भोगान्‌ सुखो० । 
एवमेव सम्यग्हष्टिविषयार्थ सेवते न कर्मेरज: । तत्तन्न ददाति कर्म विविधान भोगान्‌ सुखोत्पादकान्‌ | 

यथा कश्चित्पुरुष: फलाथ राजानं सेववे ततः स राजा तस्य फल ददाति । तथा 
जीव: फलाथी कर्म सेवते ततस्तत्कर्म तस्य फलं ददाति । यथा चस एवं पुरुष: फलार्थ राजान 
न सेवते तत: स राजा तस्य फल न ददाति । तथा सम्यग्दृष्टि: फलार्थ कम न सेवते ततस्त- 
त्कर्म तस्य फल न ददातीति तात्पय॑ । त्यक्त येन फलं स कर्म कुरुते नेति प्रतीमों वर्य, किन्त्व- 
स्यापि कुतो5पि किचिदपि तत्कर्मावशेनापतेतु । तस्मिन्नापतिते त्वकंपपरमज्ञानस्वभावे स्थितो 





भोग, सुखोत्पादक, एवं, एव, जीवपुरुष, कमंरजस्‌, सुखनिमित्त, ततु, ततू, अपि, कर्मनू, विविध, भोग, 
सुखोत्पादक, यथा, पुनर्‌, तत्‌, एव, पुरुष, वृत्तिनिमित्त, न, राजन, ततू, तत्‌, अपि, न, राजन, विविध 
भोग, सुखोत्पादक, एव, एवं, सम्यग्हष्टि, विषयार्थ, न, कर्मरजस, तत्‌, ततू, न, कर्मन, विविध, भोग, 
सुखोत्पादक । घृूलधातु--सेव सेवायां, डुदाज दाने जुहोत्यादि । पदविवरण--पुरिसो पुरुष -प्रथमा ए०। 
जह यथा-अव्यय । को कः-प्रथमा एक० । वि अपि-अव्यय। इह-अव्यय । वित्तिणिमित्तं वृत्तिनिमित्तं- 
फल नही देता । उसी तरह सम्यम्दृष्टि फलके लिये कर्मको नहीं सेवता तो वह कर्म भी उसको 
फल नही देता, यह कहनेका तात्पय॑ है। भावाथं- कोई फलकी इच्छासे कर्म करे तो उसका 
फल मिलता है इच्छाके बिना कर्म करे तो उसका फल नही मिलता । ज्ञानीपर पूर्वकमंविपाक- 


बश कुछ घटना बने तो भी उससे अलग रहता हुभ्रा ज्ञानस्वभावमें ही रुचि रखता है, श्रतः 
ने अब वैसा कर्मफल मिला शोर वैसा कर्मंबन्ध न होनेसे आगे भी कर्मफल न मिलेगा । 


ग्रव यहाँ जिज्ञासा होती है कि जिनको फलकी इच्छा नही है, वह कर्म क्‍यों करेगा 
इसके समाधानमें काव्य कहते हैं--त्यकतं इतयादि । भ्रर्थ--जिसने कर्मका फल छोड़ दिया है 
झौर कर्म करता है यह हम विश्वास नही करते परंतु यहाँ इतना विशेष है कि ज्ञानीके भी 
किसी कारणशासे कुछ कर्म इसके वश बिना श्रा पढ़ते हैं उनके ग्रानेपर भी यह ज्ञानी निश्चल 
परमज्ञानस्वभावमें ठहरता हुआ कुछ कम करता है या नहीं करता यह कोन जानता है । 
भावार्थ-- ज्ञानीके परवशतासे कर्म श्रा पड़े हैं, उनके होनेपर भो ज्ञानी ज्ञानससे चलायमान नहीं 
होता, ऐसे परमज्ञानस्वभावमें स्थित हुआ यह ज्ञानी कर्म करता है कि नही यह बात कौन 
जान सकता है, ज्ञानीकी बात ज्ञानी ही जानता है भ्रज्ञानीका सामथ्य॑ ज्ञानीके परिणामको 
जाननेका नही है । यहाँ ज्ञानी कहनेसे प्रविरत सम्यग्हश्सि लेकर ऊपरके सभी ज्ञानी समझना। 
उनमें से भ्रविरत सम्यग्हृष्टि, देशविरत तथा भ्राहार विहार करने बाले मुनियोंकी बाह्यक्रिया 
प्रवतंती हैं तो भी प्ंतरंग मिथ्यात्वके भ्रभावसे तथा यथासंभव कषायके ग्रभावसे परिणाम 


निर्जराधिकार ४०३ 


शानी कि कुरुतेषथ कि न कुरुते कर्मेति जानाति कः ॥१४३॥ सम्यर्ह्श्य एब साहसमिदं कतु' 
क्षमंते परं, यद्ब्म5पि पतत्यमी भयचलल्जैलोक्यमुक्ताध्वनि | सवािव निसगेनिर्भयतया शंका 


करियाविश्ेषण | ठु-अव्यय | सेवए सेवते-वर्तमान लदू अन्य वुरुप एक. राय राजानें-द्वितीया एक०। 
तो ततू-अव्यय । अबि अपि-अव्यय । देदि ददाति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० क्रिया। राया राजा- 
प्रथमा एकवचन । विविहे विविधानू-द्वितीया बहु०। भोए भोगान्‌-द्वि० बहु० । सुहुप्पाए सुखोत्पादकानु- 
द्वि० बहु० । एमेव एवमेव-अव्यय । जीवपुरिसो जीवपुरुष:-प्रथमा एकबचन । कम्मरयं कर्मरज:-ह्वितीया 
ए० । सेवदे सेवते-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० । सुहणिमित्तं सुखनिमित्तं-यथा स्थात्तथा क्रियाविशेषण । 
सो सः-प्रथमा एक० । वि अपि-अव्यय । देइ ददाति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० । कम्मो कर्म-प्रथमा 
मा आम या गज हु जा 
उज्ज्वल है । उनके उजलापनको ज्ञानी ही जानते है मिथ्याहष्टि उनका उजलापनको नहीं 
जानता । मिथ्यादृष्टि तो बहिरात्मा है बाहरसे ही भला बुरा मानता है, अंतरात्माकी परिणति 
को मिथ्याहृष्टि कया जान सकता है ? 
प्रब इसी भ्रथंके समर्थनमें ज्ञानीके निःशंकित नामक गरुणकी सूचनारूप काव्य कहते 
हैं-- सम्यश्दृष्टयः इत्यादि । अर्थ--ऐसा साहस एक सम्यग्दृष्टि ही कर सकता है कि जिस भय 
से तीन लोक अपना मार्ग छोड़ देते याने चलायमान हो गये ऐसे वज्भपातके पड़नेपर भी वे 
स्वभावसे ही निर्भयपना होनेके कारण सब शंकाञझ्लोंको छोड़कर जिसका ज्ञानरूपी शरीर 
किसीसे भी बाधित नहीं हो सकता ऐसे श्रपने श्रात्माको जानते हुए स्वयं ज्ञानमें प्रवृत्त होते 
हैं, ज्ञानसे च्युत नहीं होते । भावार्थ--वज्रपातके पड़नेपर भी ज्ञानी अपने स्वरूपको निर्बाध 
ज्ञानशरीररूप मानता हुप्ना ज्ञानसे चलायमान नहीं होता, वह ऐसी शंका नहीं रखता कि इस 
वज्त्रपातसे मेरा विनाश हो जायगा । पर्थायका विनाश होवे तो उसका विनाशीक स्वभाव है 
द्वी । ज्ञानी तो शुभाशुभ कर्मोदयमें भी ज्ञानरूप परिणमते हैं । 
प्रसंगविवरण-- प्रनन्तरपूर्वं गाथाचतुष्कमें यह सिद्ध किया गया था कि ज्ञानदृष्टि 
छोड़कर यह जीव खुद श्रज्ञानहूप परिणमता है | भ्रब इस गाथाचतुष्कमें दृष्टान्तपृवंक उसी 
निष्कर्षके समर्थनमें कहा गया कि सरागपरिणामसे बंध होता है श्रौर वीतरागपरिणामसे मोक्ष 
होता है । 
तथ्यप्रकाश-- (१) विषयसुखके निमित्त कमंबन्ध करनेवाले अ्रज्ञानीको वह बद्धकर्म 
सुखोत्पादक भोगका निमित्त कारण होता है। (२) शुभकरममके निमित्त सनिदान शुभकमंका 
प्रलुष्ठान करने वाले जीवको भविष्यमें वह पापानुबन्धी पुण्य भोगलाभका निमित्त कारण होता 
है। (३) उदयागत कमंफलको उपादेयबुद्धिसि न भोगने वाले ज्ञानीको शब्रर्थात्‌ विषय- 





०४ समयसार 
विहाय स्वयं जानंत: स्वमबध्यबोधवपुषण बोधाच्च्यवंते न हि ॥१५४॥ ॥ २२४-२२७ ॥। 


बहु० । जह यथा-अव्यय । पुण पुन:-अव्यय । सो सः-प्रथमा एक०। चिय चेव-अव्यय । पुरिसों पुरुष:- 
प्रथमा एक० । वित्तिणिमित्त वृत्तिनिमित्त-क्रियाविशेषण | ण न-अव्यय । सेवदे सेवते, रायं राजानम्‌- 
द्वि० एक० । सो स.-प्रथमा एक० । ण न-अव्यय । सम्मदिद्वी सम्यग्हष्टि:-प्र० ए० । विषयत्यं विषयार्थ- 
अव्यय । सेवए सेवते, ण न, कम्मरयं कर्मरज:-द्वि० ए० । सो सः, ण न, देइ ददाति, कम्मो कर्म-प्र ० ए०।॥ 
विविहे विविधानू, भोए भोगान्‌, सुहुप्पाए सुखोत्पादकान-द्वितीया बहुबचन ॥| २२४-२२७ ॥। 


सुखके लिये नही सेवने वाले ज्ञानीको वह कम विषयसुखोत्पादक घुद्धात्मम्रावनाविनाशक 
रागादिभावोंका कारण नहीं बनता। (४) कर्मफलका परित्याग करते वाले ज्ञानीपर कर्म 
“विपाकवश कुछ परिस्थिति पड़नेपर भी वह तो निष्कंप ज्ञानस्वभावके ही अभिमुख रहता है । 
सिद्धान्त-- (१) कर्मफलसे विरक्त शुद्धात्ममावनापरिणतके कर्मनिजंरा होतो है । 
(२) परभावरागसे बँधा कर्म उदयकालमें भ्राकुलतारूप परभावोपभोगका निमित्त होता है । 
हृष्टि - १- शुद्धभावनापेक्ष शुद्ध द्रव्याथिकनय (२४ब) । २- उपाधिसापेक्ष भशुद्ध 
द्रव्याथिकनय (२४) । 
प्रयोग--भोगोपभोगको प्राकांक्षारहित होकर शुद्ध अ्रन्तस्तत्वकी लक्ष्य रखकर भो 
हो रहे कर्मविपाकका मात्र जाननहार रहनेका पोरुष करना ॥ २२४-२२७ ।। 
भ्रब सम्यग्हष्टिका निःशंकित अंग कहते है--[सम्यग्हष्टयः जीवा: ] सम्यग्टृष्टि जीव 
[निःशंका भवंति] नि:शंक होते है [तेन] इसी कारण [निर्भयाः | निर्भय हैं श्रौर [यस्मात्‌] 
शँकि वे [सप्तमयविप्रमुक्ताः] सप्तभयसे रहित है [तस्मात्‌ ] इस कारण [निःशंकाः] निःशंक 
हैं। 











4३ 25८०, 


तात्पयें--सम्यरहृष्टि झ्राह्मस्वरूपमे निःशंक होनेसे निर्भय है और निर्भय होनेसे 
निःशंक है । 

टीका्य-- जिस कारण सम्यग्दृष्टि नित्य ही समस्त कर्मोके फनको श्रभिलाषासे 
रहित होते हुए पूर्ण निरपेक्षतासे प्रवर्तत करते हैं इस कारण ये अत्यंत निःशंक सुदृढ़ निश्चयी 
होनेसे ग्रत्यन्त निर्भय होते है । 

ग्रव सप्तभयरहितका कलशकाव्योंमें वन होगा उनमें इहलोक तथा परलोक संबंधी 
दो भयोंका निराकरण कहते हैं--लोक इत्यादि । भ्रर्थ--यह चैतन्यस्वरूप लोक हो विविक्त 
झात्माका शाश्वत एक श्रौर स्वंकालमें प्रगट लोक है, क्योंकि मात्र चैतन्यस्वरूप लौककों यह 
ज्ञानो आत्मा स्वयमेव भ्रकैला अवलोकन करता है। यह चैतन्यलोक ही तेरा है और इससे 
भिन्न दूसरा कोई लोक याने इहलोक या परलोक तेरा नहीं, ऐसा विचारते हुए ज्ञानीके इह- 


निर्जेराधिकार ४०५ 


सम्मादिद्दी जीवा णिस्संका होंति णिव्भया तेण । 


सत्तमयविषमुक्का जह्या तहा दु णिस्संका ॥२२८॥ 
सम्यग्दष्टो श्रात्मा, होते निःशंक हैं अतः निर्मेय । 
पृ कि वे सप्तभयसे, मुक्त इसोसे निशंक कहा ॥२२८॥ 
सम्यरहष्टयो जीवा निरशंका भवंति निर्भयास्तेन। सप्तभयविप्रमुक्ता यस्मात्तस्मात्तु निशशंका: ॥२२५।॥। 
येन नित्यमेव, सम्यग्दृष्य: सकलकर्मफलनिरभिलाषाः संतः, श्रत्यतं कर्मनिरपेक्षतया 
कततेंस्ते तेन नूनमेते श्रत्यतनिश्शंकदारुणाध्यवसायाः संतोउ्त्यंतनिर्भया: संभाव्यंते ॥ लोक: शाश्वत 
एक एष सकलव्यक्तो विविक्तात्मन:, चिल्लोक स्वयमभेव केवलमयं य॑ लोकयत्येकक: । लोकोडयं 
न तवापरस्तदप रस्तस्यपास्ति तद्धीः कुतो, निश्शंकः सततं स्वयं स सहज ज्ञानं सदा विदति 
॥१५५॥ एपकैव हि वेदना यदचलं ज्ञान स्वयं वेद्यते, निर्भेदोदितवेत्ववेदकबलादेक॑ सदानाकुलेः । 


नामसंज्ञ- सम्मादिट्टि, जीव, णिस्सक, णिव्भय, त, सत्तभयविप्पमुक्क, ज, त, दु, णिस्सक । घातु- 
संज्ञ-जीव प्राणधारणे, णिस्‌ू-सक शंकाया । प्रातिपदिक--सम्यर्हष्टि, जीव, निश्शंक, निर्भय, ततू, सप्त- 


लोक तथा परलोकका भय कंसे हो सकता है ? वह ज्ञानी तो स्वयं निःशंक हुप्ना हमेशा प्रपने 
को सहज ज्ञानस्वरूप ग्रनुभवता है। भावाथं--इस भवमें प्राजीवन अनुकूल सामग्री रहेगी या 
नहों, ये लोग न मालूम मेरा क्या बिगाड़ करेंगे ऐसी चिन्ता रहना तो इस लोकका भय है 
झोर परभवमें न मालूम क्या होगा ऐसा भय रहना परलोकका भय है । किन्तु, ज्ञानी ऐसा 
जानता है कि मेरा लोक तो चंतन्यस्वरूपमात्र एक नित्य है जो सदा प्रगट है । सो मेरा लोक 
तो किसीका बिगराड़ा हुआ नही बिगड़ता । ऐसे विचारता हुम्ना ज्ञानी श्रपनेकी सहज ज्ञानरूप 
ग्रनुभवता है, उसके इहलोकका भय व परलोकका भय किस तरह हो सकता है ? कभी नहीं 


होता । 


झ्रब वेदनाके भयका निराकरण करते है--एपेकेव इत्यादि । प्रथें--भेदरहित उदित 
वेद्ववेदकके बलसे एक अ्रचल ज्ञानस्वरूष ही स्वयं निराकुल पुरुषों द्वारा सदा वेदा जाता है, 
प्रनुभव किया जाता है। भन्यसे भ्राई हुई वेदना ज्ञानीके होती ही नहीं है । इस कारण उस 
ज्ञानीके वेदनाका भय कैसे हो सकता है ? नहीं होता । बह तो निःशंक हुम्रा भपनें सहज 
ज्ञानभावका सदा श्रनुभव करता है। भावा्य--सुख दुःखको भोगनेका नाम वेदना है ज्ञानी 
तो एक अ्रपने सहज ज्ञानमात्रस्वरूपको भोगता है । वह पुदुगंलसे श्राई हुई वेदनाकों वेदना हो 
नहीं जानता, इस कारण भ्रन्य द्वारा श्रागत वेदनाका भय ज्ञानीको नहीं है। वह तो सदा 
निर्भय हुश्ना सहज ज्ञानका भ्ननुभव करता है । 








४०६ समयंसार 

नैवान्यागतवेदनैव हि भवेत्तद्धोी: कुतो ज्ञानिनों, निश्शंकः सतत स्वयं स सहज ज्ञानं सदा 
विदति ॥१५६॥ यत्सन्नाशमुपति तन्न नियत व्यक्तेति वस्तुस्थितिर्ज्ञानं सत्स्वयमेव तत्किल 
ततस्थातं किमस्यापरै: । भ्रस्यात्राणमतो न किचन भवेत्तद्भीः कुतों ज्ञानिनों, निःशंकः सततं 





भयविप्रमुक्त, यत्‌, तत्‌, तु, निशशक । मूलधातु--जीव प्राणधा रणे, निस्‌-शकि दांकायां भ्वादि । पदविव 
रण--सम्मादिद्वी सम्यग्हष्टि:-प्रथमा एक०। जीवा जीवा.-प्रथमा एक०। णिस्सका निःशंका:-प्रथमा 











श्रव श्ररक्षाके भयका निराकरण करते हैं--यत्‌ इत्यादि । अर्थे-जो सत्स्बरूप है 
बह कभी भी नाशको प्राप्त नही होता ऐसी नियमसे वस्तुकी मर्यादा है । यह ज्ञान भी (ज्ञान- 
मय प्रात्मा भो) स्वयं सत्स्वरूप वस्तु है उसका निश्चयसे दूसरेके द्वारा रक्षण कैसा ? इस 
प्रकार उस ज्ञानकी प्ररक्षा करने वाला कुछ भी नहीं है इस कारणा ज्ञानीके प्रक्षाका भय 
कैसे हो सकता है ? ज्ञानी तो निःशंक होता हुआ अपने सहज ज्ञानस्वरूपका सदा स्वयं प्रनु- 
भव करता है । भावा्थे--ज्ञानी ऐसा जानता है कि सत्‌ कभी नष्ट नही होता, ज्ञान स्वयं 
सत्स्वरूप है इस कारणा ज्ञान स्वयं ही रक्षित है। ज्ञानीके ग्ररक्षाका भय नहीं। बह तो 
निःशंक रहता हुग्ना श्रपने सहज ज्ञानका सदा श्रनुभव करता है । 

अ्रव अभ्रगुप्तिभयका निराकरण करते हैं--स्वं रूपं इत्यादि | अथं--निश्चयतः वस्तुका 
निजरूप ही वस्तुकी परम गुप्ति है, स्वरूपमें भ्रन्य कोई प्रवेश नही कर सकता । झौर श्रक्ृत 
सहजज्ञान ही पुरुषका स्वरूप है। अ्रतः ज्ञानीके कुछ भी भ्रगुध्रि नही है, ज्ञानीको भगुप्तिका भय 
कंसे हो सकता है ज्ञानी तो निःशंक हुआ निरंतर स्वयं सहन प्रपने ज्ञानभावका सदा अनुभव 
करता है । मावार्थ-जिसमें किसो चोर प्रादिका प्रवेश नहीं हो सके ऐसे गढ़ दुर्गादिकका नाम 
गुप्ति है, उसमें यह प्राणी निर्भय होकर रहता है । श्रौर जो गुप्त प्रदेश न हो, खुला हुआ हो, 
वहां रहनेसे जीवको भय उत्पन्न होता है। ज्ञानी ऐसा जान चुका है कि जो वस्तुका निज 
स्वरूप है उसमें दूसरो बस्तुका प्रवेश नहीं हो सकता हे यही परमगुप्ति है। झात्माका स्वरूप 
ज्ञान है उसमें किसीका प्रवेश नही है । इसलिये ज्ञानीको भय क॑से हो सकता है ? ज्ञानी तो 
अपने सहज ज्ञानस्बरूपका निःशंक होकर निरंतर अनुभव करता है। 

प्रब मरशभयका निराकरण करते है--प्राशों इत्यादि । श्रथें--प्रास्पोंके उच्छेद होने 
को मरण कहते हैं सो भात्माका प्राण निश्चयतः ज्ञान है, वह स्वयमेव शाश्वत हे इसका 
कभी उच्छेद नही दो सकता, इस कारण भ्रात्माका मरण नहीं है । तब फिर ज्ञानोके मरण 
का भय कैसे हो ? ज्ञानी तो निःशंक हुप्ना निरन्तर अपने सहज ज्ञानभावका स्वयं सदा प्रनुभव 
करता है । भावार्थ--इंद्रियादिक प्राणोके विनाशको मरण कहते हैं, प्रात्माके इंद्रियादिक प्रा 


निर्जराधिकार ४०७ 


स्त्रयं स सहज ज्ञानं सदा विदति ॥१५७॥ स्वं रूपं किल बस्तुनोइस्ति परमा गुस्ति: स्वरूपे न 
य-च्छक्त: को5पि परः प्रवेष्टुमकृतं ज्ञानं स्वरूपं व नुः। भ्रस्यागुप्तिरतों न काचन भवेतद्धो: 
कुतो ज्ञानिनों, निरशंक: सतत स्वयं स सहज ज्ञानं सदा विदति ॥१५८॥ प्रासोच्छेदमुदाहरंति 
मररां प्राणाः किलास्यात्मनो, ज्ञानं तत्स्वयमेव शाश्ववतया नो छिद्यते जातुचित्‌ । तस्यातो मरण्ं 
न किचन भवेतद्धीः कुतो ज्ञानिनो, निश्शंक: सततं स्वयं स सहज ज्ञानं सदा विदति ॥१५६॥ 





बहु० । होति भव॑ति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष बहु०। णिव्भया निर्भया -प्रथमा बहु० । तेण तेन- -तृतीया 

एक० । सत्तभयविष्पम्ुक्का सप्तभयविप्रमुक्ता:-प्र० बहु० । जम्हा यस्मात्‌ृ-पचमी एक० । तम्हा त्तस्मात्‌- 
परमार्थ स्वरूप नही है | परमा्थतः श्रात्माका ज्ञान हो प्राश है वह ज्ञान प्राण अविनाशी 
है, प्रतः प्रात्मके मरण नहीं । इस कारण ज्ञानीको मरणका भय नहीं है । ज्ञानी तो श्रपने 
ज्ञानस्वरूपका निःशंक होता हुप्रा बिरंतर स्वयं भ्रनुभव करता है । 

भ्रव ग्राकस्मिक भयका निराकरण करते हैं--एक॑ इत्यादि । श्रर्थ--ज्ञान एक है, 
प्रनादि है, भ्नंत है, ग्रचल है, प्रौर निश्चयतः स्वतः हो सिद्ध है सो जब तक वह है तत्र तक 
सदा वही है, इसमें दूसरेका उदय नहीं है, इस कारण इसमें झ्राकस्मिक कुछ भी नही है । 
तब ज्ञानीको ग्राकस्मिक भय कसे हो सकता है। ज्ञानी तो निःशंक हुमा निरंतर शभ्रपने सहज 
ज्ञानस्वभावका सदा प्रनुभव करता है। भावा्थे--प्रकस्मात्‌ भयानक पदार्थेसे प्राणीके भय 
उत्पन्न होनेको आकस्मिक भय कहते हैं। सो श्रात्माका ज्ञानस्वरूप अ्विनाशी, भ्रनादि, ग्रनन्त 
भ्रतल, एक है, इसमें दूसरेका प्रवेश नहीं है, भ्रतः ग्रात्मामें नवीन भ्रकस्मात्‌ कुछ नहीं होता । 
ऐसा ज्ञानी जानता है फिर, उसके अकस्मात्‌ भय कंसे हो ? दस्त लिमे ज्ञानी भ्रपने ज्ञानभाव 
का निःशंक निरंतर प्रनुभव करता है इस प्रकार सात भय ज्ञानीके नहीं हैं । 

ग्रव सम्यस्हश्टिके निःशंकितादि श्रंगोंका प्रताप काव्यमें कहते हैं--टंकोत्कीरएं इत्यादि । 
प्रथं--चूंकि टंकोत्कीणंबत्‌ एकस्बभाव निजरससे व्याप्त ज्ञानसवंस्वकों अभ्नुभवने वाले सम्यर्हृष्टि 
के नि:ःशंकितादि लक्ष्म समस्त कर्मोका हनन करते हैं, इस कारण फिर भो याने कभी भी 
सम्यग्दृष्टिके शंकादिदोषकृत कमंबन्ध लेशमात्र भी नही होता प्रोर पू्वंबद्ध कमंको भोगते हुए 
उसके निश्चित निजरा ही होतो है । भावार्थ--पू्वंबद्ध भयादि प्रकृतियोंका ग्रनुभाग प्रतिफ- 
लित होता है उसे भोगते हुए भी ज्ञानीके शंकादिक्ृत बन्ध रंच भी नही होता, प्रत्युत निर्जरा 
ही होती है । 

प्रसंगविवरण--भनन्‍्तर पृ्व॑ गायाचतुष्कमें यह प्रसिद्ध किया गया था कि सरागपरि- 
शामसे बंध होता है प्लौर वीतराग परिणामसे मोक्ष होता है। भ्रब इस गाथामें बताया है कि 





उण०्द समयसार॑ 


एक ज्ञानमनाधनंतमचलं सिद्ध किलैतत्स्वतो, यावत्तावदिदं सदेव हि भवेन्नात्र द्वितीयोदयः । 
तप्नाकस्मिकमत्र॒ किचन भवेत्तद्धी: कुतो ज्ञानिनो, निश्शंक: सतत स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा 
बिदति ॥ १६० ॥ टंकोत्कीर्णास्वरसमनिचितज्ञानसवेस्वभाज:, सम्यश्हष्टेयंदिह सकल घ्नंति 
लक्ष्माणि क्रम । तत्तस्थास्मिन्पुनरपि मनाककमंणो नास्ति बंधः, पूर्वोपात्तं तदनुभवतों निश्चितं 
निर्जेरैव ॥१६१॥ ॥ २२८ ॥। 


पंचमी एकबवचन । दु तु-अव्यय । निस्संका निश्शंका.-प्रथमा बहुवचन ॥ २२८ ।। 


सीन वन मीन न-नन+-+-++नन-> «०». 


3 सजा अलीलक » यु आल कक मल 3 अर 3 समकक पे अंत फेक 


फलाकांक्षारहित तत्त्वज्ञ भ्रात्मा निःशड्धू श्रोर निर्भव रहते है । " 
तथ्यप्रकाश--(१) ज्ञानी कर्मफलाकांक्षारहित होनेसे कमनिरपेक्ष रहते हैं। (२) कर्म॑- 
निरपेक्ष रहनेसे ज्ञानीकी स्वभावाभिमुख रहनेमें निःशद्धू वृत्ति रहती है। (३) भ्रात्मविषयमें 
झत्यन्त निःशद्धू होनेसे ज्ञानी प्रत्यन्त निर्भय रहते है। (४) निज सहज परमात्मतत्त्वकी 
भावनारूप अमृतके स्वादसे तृप्त सम्यग्हृष्टि घोर उपसग्रमें भी अ्रविकार सहजस्वरूपकी लगनको 
नही छोड़ते । (५) सप्तभयरहित होनेसे ज्ञानी शुद्धात्मस्वरूपमें निष्कम्प निःशद्भू होते हुए 
स्वरूपसे च्युत नहीं होते । (६) ज्ञानो सहज स्वयं श्रमर ज्ञानस्वरूपको ही लोक व पर 
(उत्कृष्ट) लोक माननेके कारण इंहलोक परलोकभयसे रहित होते है। (७) वस्तुतः ज्ञानस्वरूप 
यह निज प्रात्मा ही सदा वेदा जाता है भ्रन्य पदार्थ नही, इस निर्णायके कारणा ज्ञानी वेदना- 
भयसे रहित होते हैं। (5) झविनाशो निज सत्त्वको देखकर ज्ञानी अन्राणाभयसे रहित होते 
हैं । (६) परप्रवेशरहित सहज गुप्त भ्रन्तस्तत्व्कों निरखकर न्ानो अगुप्तिभयसे रहित होते 
है । (१०) दर्शनज्ञानमय वास्तविक प्राणकी शाश्वतता निरखकर ज्ञानी मरणभयसे रहित होते 
है । (११) अन्य परिणामसे अत्यन्त बिविक्त भ्रचल श्रात्मस्वभावकों निरखकर ज्ञानी भ्राक- 
स्मिक भयसे रहित होते है। 0 
.._ प़्द्वान्त--( १) सम्यग्हृष्टि जीव शुद्ध निर्दोष सहजपरमात्मतत्त्वकी ग्राराधना करते 
हुए निःशद्धू रहते हैं । 

दृष्टि-- १० उपादानदृष्टि (र€ब)। 

प्रयोग--निर्दोष सहजसिद्ध चिन्मात्र श्रन्तस्तत्त्वकी झाराधनाके पौरुषके बलसे नि ःशद्धू 
व निर्भय रहना ॥| २२५८ ॥ 

श्रव भ्रष्ट अज्ञोंमे से प्रथम नि:शद्धित भ्रज्भुका प्रताप कहते है--[यः] जो [चितयिता] 
झात्मा [कर्मबंधकराद्‌] कमंबन्धके हेतुभूत मोहके करने वाले [तानू चतुरोषि पादान्‌ ] मिथ्या- 
त्वादिभावरूप चारों पादोंको [छिनत्ति] काठता है [सः] वह श्रात्मा [निःशंक्रः सम्यश्ट्ष्टि:] 





निर्जराधिकार ड४०६ 


जो चत्तारिवि पाए छिंददि ते कम्मबंधमोहकरे । 
सो णिस्संको चेदा सम्मादियठी मुणेयत्वों ॥२२६॥ 
विधिबंध मोहकारो, श्रात्रव चारों हि छेदते हैं जो । 
सो निशंक आत्मा है, सम्यग्हष्टो उसे जानो ॥२२६॥। 
यश्चतुरोषि पादानु छिनत्ति तान्‌ कर्मबंधभोहकरान्‌ । स निरशकश्चतयिता सम्यग्हृष्टिमेन्तव्यः ॥२२६॥ 
यनो हि सम्यग्हृष्टि:, टंकोत्कीर्ो कज्ायकभावमयत्वेन कर्मबंधशंकाकरमिथ्यात्वादिभावा- 


नामसंज्ञ-ज, चउ, वि, पाद, त, कम्मबधमोहकर, त, णिस्संक, चेदा, सम्मादिट्ठि, झुणोयव्व । 
धातुसंज्ञ--च्छिद छेंदने, मुण ज्ञाने । प्रातिपदिक--यत्‌, चतुर, अपि, पाद, तत्‌, कर्मबन्धमोहकर, ततृ, 
निशशक, चेतयितृ, सम्यग्हृष्टि, ज्ञातव्य । मुलधातु-छिदिर्‌ देघीकररो रुधादि, मन ज्ञाने दिवादि | पदवि- 
वरण- जो य -प्रथमा एकवचन । चत्तारि चतुर.-द्वितीया बहु० | वि अपि-अव्यय । पाए पादान्‌-ह्वितीया 


नि शड्ू सम्यग्दृष्टि है [ ज्ञातव्यः] ऐसा जानना चाहिये । 

तात्पयें--संसारविषवृक्षके मूलभूत मिथ्यात्वादि भावोंका घात करनेसे यह ज्ञानी 
निःशंक है । 

टीक्ार्थ--जिस कारण सम्यरहृष्टि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावमयपनेके कारण कमंबंध 
की शंकाको करने वाले मिथ्यात्वादि भावोका अ्रभाव होनेसे निशंक है, इस कारण इसके 
शंकाकृत बन्ध नही है, किन्तु निजेरा ही है। भावार्थ--सम्यर्हष्टिके किसी पदवीमें कमंका 
उदय ग्राता है कितु उसका स्वामीपनेके श्रभावसे वह कर्ता नही होता इस कारण भयप्रकृतिका 
उदय आानेपर भी शंकाके श्रभावसे ज्ञानी स्वरूपसे भ्रष्ट नही होता, निःशंक रहता है । भ्रतएव 
इसके शंकाकृत बन्ध नहीं होता, किन्तु कर्मोदय रस खिराकर क्षयको प्राप्त हो जाता है । 

प्रसंगविवरणा--पअनन्तरपुरत्॑ गाथामे बताया गया था कि सम्यग्हष्टि जीव निर्भय व 
निःशंक होते है । अब इस गाथामे बताया गया है कि सम्यग्हृष्टिकी निःशंकताका कारण यह है 
कि उसने मिथ्यात्व, भ्रविरति, कषाय व योगरूप विकार भावको ज्ञान द्वारा निज शुद्धस्वरूपसे 
जुदा कर डाला है । 

तथ्यप्रकाश-- (१) सहजात्मा तो निष्कमं श्रन्तस्तत्त्व है, किन्तु मिथ्यात्वादि भाव 
कम करने वाले हैं । (२) सहजात्मा तो निर्मोह भ्रन्तस्तत्त्व है, किन्तु मिथ्यात्वादि भाव मोह 
करने वाले हैं । (३) सहजात्मा तो निर्बाध सहजानन्दमय परमपदार्थे है, किन्तु मिथ्यात्वादि 
भाव बाघा करने वाले हैं। (४) शुद्ध ग्रन्तस्तत्त्वमें निःशंक्र होकर ज्ञानी स्वसम्वेदन ज्ञान 
खड्गसे मिथ्यात्वादि संसारविषदृक्षमुलोंकी काट डालता है। (५) शुद्धात्मशंकाकृत बन्ध 





४१० समयसार 
भावान्निश्शंक:, ततो5स्य शंकाकृतो नास्ति बंध: कि तु निर्जरेव ॥२२६॥ 





बहु० । छिद॒दि छिनत्ति-वर्तमान लटू अन्य पुरुष एकवचन । ते तानु-द्वितीया बहु० । कम्मबंधमोहकरे कर्म- 
बन्धमोहक रानू-द्वितीया बहु० | सो सः-प्रथमा एकवचन। णिस्संको निःशक.-प्रथमा एक०। चेदा चेत- 
यिता-प्रथमा एक० । सम्मादिट्ठी सम्यस्दृष्टि:-प्रथमा एक० । मुणशोयव्वों मन्तव्य:-प्रथमा एकवचन कृंदन्त 
क्रिया ॥ २२६ ॥ 





सम्यर्हृष्टिके नहीं है। (६) शुद्ध चिन्मात्र प्रन्तस्तत्त्वमें निःशंक निर्भय निष्कम्प ज्ञानीके पूर्व- 
बद्धकमंनिजंरा निश्चित है। 

सिद्धान्व--(१) निरासख्रव छुद्ध प्रन्तस्तत्वकी भावना परिणत ज्ञानीके पूर्वबद्ध कमे 
निर्जीण हो जाते हैं । 

हृष्टि-- १- शुद्धभावनापेक्ष शुद्ध द्रव्याथिकनय (२४ब) । 

प्रयोग--निरास्तव शुद्ध चिन्मात्र भ्रन्तस्तत्त्वमें ग्रात्मत्वकों भ्ननुभूतिका पौरुष करना 
॥ २२६ ॥। 

ग्रागे निःकांक्षित गुण कहते हैं:-- [यः चेतयिता] जो प्रात्मा [ कर्मेफलेषु | कर्मके 
फलोंमें [तथा] तथा [सर्वधरमेंबु] समस्त वस्तुधमोमें [कांक्षां] वांछा [न तु| नही [करोति] 
करता है [सः] वह भात्मा [निष्कांक्षः सम्यस्हष्टि:| निःकांक्ष सम्यग्हृष्टि है [ज्ञातव्यः] ऐसा 
जानना चाहिये । 

तात्पयें---किसी भी परभावमे व परद्रव्यमें ज्ञानी इच्छा नहीं करता है प्रतः वह 
निःकांक्ष है। 

टोकार्थ--जिस कारण सम्यम्हृष्टि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावपनेसे सब ही कर्मोके 
फलोंमें तथा सभी वस्तुके धर्मोमें वांछाके अ्रभावसे निर्वाछक है, इस कारण इसके कांक्षा 
(इच्छा) इंत बंध नही है किन्तु निजरा ही है। भावार्थ--सम्यग्हृष्टिके कर्मफलमें तथा सब 
धर्मोमें भ्र्थात्‌ काँच सोना श्रादि पदार्थोमें निन्‍न्दा प्रशंसा प्रादिक वचनरूप पुदूगलके परिणमन 
में अथवा एकान्तिवादियों द्वारा माने हुए श्रनेक प्रकारके सर्वथा एकांतरूप व्यवहार धर्मके 
भेदोमें वांछा नही है । इस कारण ज्ञानीके वांछाकृत बंध नहीं है । वतंमानकी पीड़ा सही नहीं 
जानेसे उसके मेटनेके इलाजकी वांछा चारित्रमोहके उदयसे है । सो यह उसका आप कर्ता नहीं 
होता, कर्मका उदय जानकर उसका ज्ञाता है । इस कारण ज्ञानीके वांछाकृत बंध नही है । 

प्रसंगविधरसण---भ्रननन्‍्तरपूर्वे गराथामें निःशंकित अ्रज्ूवारी सम्यग्हृष्टिका वर्णन किया 
था। भ्रब क्रमप्राप्त इस गाथामें ऋमश्राप्त निःरकाक्षित भ्रज़ूघारीका वर्णन किया है । 


निर्जराधिकार ४११ 


जों दु श्‌ करेंदि कंख कम्मफलेस तह सब्वधम्मेस । 
सो णिक्कंखो चेदा सम्मादिद्दी मुणेयन्वो ॥२३०॥ 


जो नहिं करता बाऊुछा, कमेफलों तथा सर्व धर्मामें । 
बह निःकांक्ष पुरुष है, सम्यर्हष्टो उसे जानो ॥२३०॥ 
अस्तु न करोति कांक्षां कर्मफलेबु तथा सर्वधर्मषु । स निष्कांक्षर्चेतयिता सम्यग्हृष्टिमंन्तव्यः ॥२३०॥ 
यतो हि सम्यग्दृष्टि,, टंकोत्कीणोंकज्ञायकभावमयत्वेन सर्वेष्वपि कमंफलेषु सर्वेषु वस्तु- 
धर्मेषु न कांक्षाभावान्निष्कांक्षस्ततो5स्य कांक्षाकृतों नास्ति बंध: कि तु निर्जरैव ॥२३०॥ 


नन-नन+ -जनीजन नी लिन नल ननीन अत नराक एए पट. अल लनन्‍णनक >कना+-ड 3 ऑफ मजबक अल 


नामसंज्ञ-ज, दु, ण, कख, कम्मफल, तह, सव्वधम्म, त, णिक्कख, चेदा, सम्मादिद्ठि, मुशेयव्व । 

धातुसंज्ञ-कर करणे, कख वांछायां, मुण ज्ञाने | प्रातिपदिक--यत्‌, तु, न, कांक्षा, कर्मफल, तथा, सर्वधर्म, 
तत्‌, निष्कांक्ष, चेतयितृ, सम्यग्हष्टि, मन्तव्य । घृुलघातु- ड्केभ करणे, मन ज्ञाने दिवादि | पदजिवरण-- 
जो यः-प्रथमा एक०। दु तु-अव्यय । ण न-अव्यय । करेदि करोति-वर्तमान लटू अन्य पुरुष एकवचन 
क्रिया । कंखे कांक्षा-द्वितीया एकवचन | कम्मफलेसू कर्मफलेषु-सप्तमी बहु० | तह तथा-अव्यय । सब्ब- 
धम्मेसु सर्वधर्मेषु-सप्तमी बहु०। सो सः-प्रथमा एक० । णिकक्‍्कंखो निष्काक्ष:-प्रथमा एक० । चेदा चेत- 
यिता-प्र० एक० । सम्मादिद्वी सम्यग्हष्टि:-प्रथमा एक० । मुणेयव्वों मन्‍्तव्य:-प्रथमा एकबचन ॥२३०।॥। 

तथ्यप्रफाश -- १-सहजसशुद्धात्ममावनाजन्य परम आानन्दमें तृप्त होनेके कारण सम्य- 
रृष्टि कुछ भो इच्छा नहीं करता। २-सम्यग्दृष्टि इन्द्रियविषय सुखरूप कर्मफलमें वालू्द्धा नहीं 
करता । ३-सम्यग्हृष्टि समस्त वस्तुधमंमिं वाञऊ्छा अनुराग नही करता । ४-सम्यग्टृष्टि विषय- 
सुखके कारणाभूत पुण्यरूप धर्ममें वाउछा नहीं करता। ५-सम्यग्हहि इहलोक परलोककी 
ग्राकांक्षा नहीं करता । ६-सम्यम्हृष्टि समस्त परसमय प्रणीत कुधर्मोमें वाञछा नही करता । 
४-बिषयसुखवाञ्छाकृत बन्ध सम्यग्दृष्टिके नहीं है। ८-प्रनाकांक्ष सम्यस्दष्टिके |पृवंबद्धकर्म 
की निर्जरा निश्चित है । 

सिद्धास्त--१- एक ज्ञायकभावमयताके कारण ज्ञानोके न तो कांक्षा है ग्रोर न 
कांक्षाऊत बन्ध है । 

हृष्टि--१-प्रतिषेषक शुद्धनय (४६श्र) । 

प्रयोग--अविकार सहजात्मतत्त्वकी भावनासे भ्रनाकांक्ष होकर सहजज्ञानानंदके श्रनु- 
भवसे तृप्त रहना ॥२३०।॥। 

प्रव॒ निविचिकित्सा गुण कहते हैं--[यः चेतथिता ] जो जीव [सर्वेषासेव| सभी 
[धर्माणणां ] वस्तुषमॉमें [जुग॒ुप्सां | ग्लानि [न करोति] नही करता [स:] वह जीव [खलु] 
निश्नयसे [निविशच्चिकित्स:] विचिकित्सादोषरहित [सम्यग्हष्टिः| सम्यग्हष्टि है [ज्ञातव्यः] 





४१२ समयसार 


जो ण्‌ करेदि जुग॒प्पं चेदा सब्वेसिमेव धम्माणं । 
सो खलु णिव्विदिगिच्छोी सम्मादिद्ी मुणेयल्रो ॥२३१॥ 
जो नहिं करे जुगुप्सा, समस्त धर्मों व वस्तुधरममें । 
है बह +िविखिकित्सक, सम्यस्दष्टी उसे जानो ॥२३१॥ 
यो न करोति जुग़ुप्सां चेतयिता सर्वोषामेव धर्माणा। स खलु निर्विचिकित्स सम्यग्हष्टि्मन्तव्य, ॥२३१॥ 
यतो हि सम्यग्दृष्टि: टंकोत्कीणेंकज्ञायकभावमयत्वेन सर्वेष्वषि दस्तुधर्मेषु जुगुप्साइभावा- 
ब्रिविचिकित्स: ततो5स्य विचिकित्साकृतो नास्ति बंधः कितु निर्जरैव ॥२३१॥ 

7 अमसंज्ञ-ज, ण, जुगुप्प, चेदा, सव्व, एव, धम्म, त, खलु, णिव्विदिगिच्छ, सम्मादिद्ठि, मुणेयव्व । 
धातुसंज्ञ-कर करणे, झुण ज्ञाने। प्रातिपदिक-यत्‌, न, जुग्रुप्सा, चेतयितृ, सववे, एव, धर्म, ततू, खलु, 
निविचिकित्स, सम्यग्हष्टि, मन्तव्य । मूलधातु--डकृत्र्‌ करणे, मन ज्ञाने दिवादि | पदविवरण--जों य - 
प्रथमा एकवचन । ण न-अव्यय । करेदि करोति-वर्तमान लटू अन्य पुरुष एक० । जुगुप्प जुगुप्सा-द्वितीया 
एक० | चेदा चेतयिता-प्रथमा एक० । सब्वेसि सर्वेधा-षष्ठी बहुण। एब-अव्यय । धम्माणं धर्माणा-पष्ठी 
बहु०। सो स.-प्रथमा एक० । खलु-अव्यय । णिव्विदिगछो निविचिकित्स -प्रथमा एक० । सम्मादिद्ठी 

2 8844॥2 00% 50 4068 00 60 8 का 60 80% 50004 60600 48५ 
ऐसा जानना चाहिये । 

तात्पयें--जो क्षुधादि दोषोंमें उद्विग्नता व श्रशुच्ि पदार्थामिं ग्लानि नहीं करता वह 
नित्रिचिकित्स सम्यस्दृष्टि है । 

टीकार्थ--जिस कारण सम्यग्हृष्टि टंकोत्कीणं एक ज्ञायक भावमयपने से सभी वस्तु 
धर्मोमें जुगुप्साके श्रभावसे निविचिकित्स यांने ग्लानिरहित है इस कारण इसके विचिकित्साकृत 
बंध नही है, किन्तु निरजेरा हो होती है। भावार्थ--सम्यर्दृष्टि क्षुतादि कष्टोमे उद्विग्नता नही 
करता तथा विष्टा श्रादि मलिन द्रव्योंमे ग्लानि नही करता व जुगुप्सानीमक कमेप्रकरतिके उदय 
से जो भाव आता है वह परभाव है उसका कर्ता नही होता है। इस कारणा ज्ञानीके जुगुप्सा- 
कृत बंध नहीं है । प्रकृति रस (फल) खिराकर निकल जाती है इस कारण निजंरा ही है । 

प्रसंगविवरण--प्रनन्तरपूर्व गाथामें सम्यर्हष्टिके निःकांक्षित अंगका वर्णन किया 
गया था | अ्रब इस गाथामें क्रमप्राप्त निविचिकित्सित अंगका वन किया गया है । 

तथ्यप्रकाश--१-सहजथुद्धात्मतत््वकी भावना होनेके कारण सम्यग्दृष्टि समस्त वस्तु- 
धर्मोमिं ग्लानि, निदा, दोष व द्वेष नही करता। २-सम्यर्हृष्टि दुर्गन्‍्धादिकमें खेद नही मानता ! 
३-सम्यग्दृष्टि क्षुषा आदि वेदनाग्रोंमें म्लान नहीं होता । ४-सम्यरदृष्टि धर्मात्मा जनोंकी सेवामें 
ग्लानि, निन्‍दा, दोष व द्वेष दृष्टि नहीं करता । ५- परद्रव्यद्ेषनिमित्तक बन्ध सम्यग्हृष्टिके नहीं 











निर्जराधिकार ४१३ 


जो हवइ असम्मूढो चेदा सब्वेस कम्मभावेस । 


सो खलु अमृढदिदठी सम्मादिटठी मुणेयव्वो ॥२३२॥ 
जो समस्त भावषोंमें, मृढ न हो सत्य दृष्टि रखता है । 
वह है श्रग्नृढ॒दृष्टी, सम्यस्हृष्टो उसे जानो ॥२३२॥ 
यो भवति असंमृढ: चेतयिता सर्वेष्‌ कर्मभावेष्‌ । स खलु अमृढ्दृष्टि' सम्यग्हष्टिञातिग्य, ॥२३२॥। 
यतो हि सम्यग्दृष्टि:, टंकोत्कीणेंकज्ञायकभावमयत्वेन सर्वेप्वषि भावेषु मोहाभावादमूढ 


नामसंज्ञ--ज, असम्मूढ, चेदा, सव्व, कम्मभाव, त, खलु, अमृढदिट्टि, सम्मादिद्ठि, मुणेयव्व । घातु- 
संज्ञ- हव सत्ताया, सुण ज्ञाने । प्रातिपदिक--यत्‌, असमृढ, चेतयितृ, सब्ब, कम्मभाव, ततू, अमूढहप्टि 
सम्यग्हप्टि, मन्तव्य । मूलधातु--भू सत्तायां, मन ज्ञाने। पदविवरण--जों यः-प्रथमा एक० । असम्मूढो 





है । ६-वीतद्वेप स्वभावानु रत सम्यन्दृष्टिके पूर्वंबद्धकर्मकी निजरा निश्चित है । 

सिद्धान्त--- १-कर्मविपाकज भावोंसे पृथक ज्ञानमात्र श्रपनेको निरखनेके कारण ज्ञानी 
के परभावोंसे म्लानपना नहीं आता । 

हृष्टि-- १-शुद्धभावनापेक्ष शुद्धदरव्याथिकनय (२४ब) । 

प्रयोग--कर्मोदयज परभावोंसे अपनेको पृथक ज्ञानमात्र निरखकर परभावोसे मलान 
न होकर ज्ञानस्वभावमे रत होनेका पोर्ष करना ॥२३१॥ 

अब भ्रमृढ्दृष्टि श्रंग कहते है--[यः] जो [चेदा | आत्मा [सर्वेदु] समस्त [कर्मभा- 
बेस] शभाशुभ कमंभावोंमें [असंमृढः] मृढ नहीं [हवइ| होता है [सः] वह ज्ञानी जीव 
[खलु ] निश्चयसे | श्रमृढहष्टिः| प्रमूढ्दृष्टि [सम्यग्हष्टिः| सम्यर्दृष्टि है [ज्ञातव्पः ] ऐसा 
जानना चाहिये । 

तात्पयें--जो आत्मा भ्रनात्मभावोंमे कभी व्यामुग्ध नहीं होता है वह ज्ञानी ग्रमूढ- 
दृष्टि है । 

टोकार्थ--निश्चयसे सम्यम्दृष्टि टंकोत्की्ण एक ज्ञायक भावमयपनेसे सब भावोंमें मोह 
के अभावसे अमूढ्दृष्टि है, इस कारण इसके मूढहृष्टिकृत बंध नहीं है, किन्तु निजेरा ही है। 
भावा्ं--- सम्यग्दृष्टि सब पदार्थोका स्वरूप यथार्थ जानता है, उनपर रागद्वेंष मोह न होनेसे 
प्रयथार्थ दृष्टि नही होती और जो चारिश्रमोहके उदयसे इशष्टानिष्ट भाव उत्पन्न होते है उनको 
उदयको बलवत्ता जान उनसे विरक्त रहता उन भावोंका कर्ता नहीं होता एवं सहज ज्ञानमात्र 

प्रन्तस्तत्वके श्रभिमुख रहता है । इस कारण मृढदृष्टिक्ृत बंध ज्ञानीके नहीं है, किन्तु निजेरा 

ही है याने प्रकृति रस खिराकर क्षीण हो जाती है । 


४१४ समयसार 
दृष्टि: ततोह्स्य मृढ्हृष्टिकृतों नास्ति बंध: कि तु निर्जरैव ॥२३२॥ 


असंमूढ:-प्रथमा एक० । चेदा क्तयिता-प्रथमा एक० । सब्वेस सर्वषु-सप्तमी बहु०। कम्मभावेषु कर्मभा- 
वेषु-सप्तमी बहु० । सो स:-प्रथमा एक० । अमुढदिद्वी अमृढ्हृष्टि:-प्र० एक० । सम्मादिट्वी सम्यस्हष्टि:- 
प्रथमा एक० | मुणेयव्वों मन्तव्य:-प्रथमा एक० क़ृदन्त क्रिया ॥ २३२ ॥ 

प्रसंगविवरण--प्रनन्त रपूर्व गायामें सम्यग्हृष्टिके निविचिकित्सित प्रजुका वर्णन किया 
गया था । शभ्रब इस भाथामें श्रमृढह्टि-प्ंगका वर्शांन किया गया है । 

तथ्यप्रकाश -- १-सम्यग्दष्टि निजसहजात्मत्वके श्रद्धान ज्ञान भ्राचरणके बलसे शुभा- 
शुभकर्मजनित परिस्ामोंमें निर्मोह रहता है। २-सम्यग्दृष्टि बाह्यविषयोंमें प्रमृढ रहता है । 
३-सम्यर्हष्टि परसमयमें मूढ नहीं है । ४-सम्यग्दृष्टिके मृढताकृत बन्ध नहीं है । 

सिद्धान्त-- १-निश्चय रत्नश्रयभावनाके बलसे जीव परभावोंमें मृढ़ नहीं होता । 

हृष्ट-- १- शुद्धभावनापेक्ष शुद्ध द्रव्याथिकनय (२४ब) । 

प्रयोग--कर्ंविपाकज समस्त भावोंकों श्रात्मस्वरूपसे भिन्न जानकर उनमें स्वेथा 
झसम्मृढ रहना ॥२३२॥।। 

प्रव उपगृहन गुण कहते हैं--[य:] जो जीव [सिद्धभक्तिपुक्तः] सिद्धोंकी भक्तिसे 
युक्त हो [तु] और [सर्वधर्माणां] प्रोपाधिक सब धर्मोका [उपग्रहनकः| गोपने वाला हो 
[सः] वह [उपगृहनकारी ] उपगरूहनकारी [सम्पग्हष्टिः| सम्यग्हष्टि है [जशातव्य:] ऐसा 
जानना चाहिये । 

तात्पयं--जो विकारभावोंको प्रकट न होने दे और प्रात्मशक्तिको बढ़ावे वह ज्ञानी 
स्थितिकरश[पालक है। 

टीकार्थ---सम्यग्हृष्टि निश्चयसे टंकोत्की्ं एक ज्ञायक भावपनेसे समस्त आत्म- 
शक्तियोंकोी बढ़ानेसे उपवृंहक होता है, इस कारण इसके जीवशक्तिके दुर्बंलपनेसे किया गया 
बंध नहीं है कितु निजंरा ही है। भावार्थ--सम्यर्हृष्टि जीव प्राश्रयभूत पदार्थंका त्यागकर 
विकार भावोंको प्रकट नहीं होने देता प्रौर ग्रन्त:प्रकाशभान निज ज्ञायक भावको हो ज्ञानमें 
रखता है, वह सम्यग्हृष्टि उपगूहक है व उपबृंहक है। 

प्रसंगविबरण--प्रनन्त रपूर्व गाथामें सम्यग्दृष्टिके अमृढ॒हृष्टि अ्रंगका वर्णन किया गया 
था । श्रब इस गाथामें क्रमप्राप्त उपगूहन अंगका वरणोन किया गया है। 

तथ्यप्रकाश-- १-सम्यग्हृष्टि शुद्धात्ममावनारूप पारमाथिक सिद्धिभत्तिसे युक्त है । 
२- सम्यग्दृष्टि मिथ्यात्वरागादिविभावधमोंका प्रच्छादक होता है, विनाशक होता है। 





निर्मराधिकार ४१५ 


जो सिद्धमत्तिजुत्ों उगगृहणगों दु सबवधम्माणं । 
सो उवगृहश॒कारी सम्मादिट्टी मुणेयव्वों ॥२३३॥ 
जो सिद्धभक्तितत्पर, मलिनमाोको दूर करता है । 


वह बुध उपगूहक है, सम्यम्हष्टी उसे जानो ॥२३३॥ 
यः: सिद्धभक्तियुक्त: उपग्रूहनकस्तु सर्वेधर्माणां । स उपगृहनकारी सम्यम्हृष्टिमेन्तव्य: ॥२३३॥ 
यतो हि सम्यम्दृष्टि: टंकोत्कीरोंकज्ञायकभावममत्वेन समस्तात्मशक्तीनामुपबु हणादूप 
बृहक:, ततो5स्य जीवस्य शक्तिदौबंल्यकृतो नास्ति बंध: कि तु निर्जेरैव ॥२३ ३॥। 
मामसंज्ञ-ज, सिद्धभत्तिजुत्त, उवग्रहणग, दु, सव्वधम्म, त, उवग्ृहणकारि, सम्मादिट्ठि, मुणेयव्व ! 
धातुसंज्ञ -उप-ग्रह संवरणे, भज सेवायां, मुण ज्ञाने। प्रातिपदिक--यत्‌, सिद्धभक्तियुक्त, उपगूहनक, तु, 
स्वंधर्म, तत्‌, उपग्रहनकारिन, सम्यग्हष्टि, मन्तव्य | भूलधातु-उप-ग्रुह संवरणे भ्वादि, भज सेवायां 
भ्वादि, मन ज्ञाने दिवादि | पदविबरण-- जो यः-प्रथमा एक०। सिद्धभत्तिजुत्तो सिद्धभक्तियुक्त:-प्रथमा 
एक० | उवगूहणगों उपग्रूहूनक--प्रथमा एक० । दु तु-अव्यय । * व्वधम्माण सर्वधर्माणां-षष्ठी बहुबचन । 
सो स.-प्र ० ए० । उवगृहणका री उपगृहनकारी-प्र० ए० । सम्मादिद्ी सम्यस्टष्टि:-प्रथमा एक ० । झुणेयव्वों 
मन्तव्य-प्रथमा एकवचन ॥ २३३ ॥। 


३-सम्यर्हृष्टि समस्त आझात्मशक्तियोंकी विकासवृद्धि करने वाला होनेसे उपवृ हक है। ४-प्रनु- 
पगूहनकृत बंध सम्यग्दृष्टिके नहीं होता । ५-सम्यग्हृष्टिके शक्तिदौबंल्यकृत बंध नहीं है । 

सिद्धान्त -- १-शुद्धात्ममावनाके बलसे सम्यर्दृष्टि विकारभावोंका विनाशक होता है । 

हृष्टि-- १-शुद्धभावनापेक्ष शुद्धद्रव्याथिकनय (२४ ब) । 

प्रयोग--अविकार सहजसिद्ध चेतन्यस्वरूपके अ्रवलंबनके बलसे समस्तविकारभावोंसे 
अलग रहना ॥॥२३ ३।। 

ग्रब स्थितिकरण गुण कहते हैं:-- [यः] जो जीव [उन्समार्ग गच्छुतं ] उन्माग चलते 
हुए [स्व भ्रपि] भ्रपनी प्रात्माको भी [सा्गे] मार्गमें [स्थापयति] स्थापित करता है [सः 
चेतयिता] वह ज्ञानो [स्थतिकरणयुक्तः]) स्थितिकरणगुणसहित [सम्यग्हष्टिः| सम्यस्दृष्टि है 
[ज्ञातव्यः] ऐसा जानना चाहिये । 

टीकार्थे --सम्परदृष्टि निश्चयसे टंकोत्कीएं एक ज्ञायकस्वभावमयपनेके कारण सम्य- 
ग्दर्शन ज्ञान चारित्रस्वरूप मोक्षमार्गसे च्युत हुए प्रपनेको उसी मार्गमें स्थित करनेसे स्थिति- 
कारी है। इस कारण इसके मार्गन्यवनकृत बंध नहीं है किन्तु नि्जेरा ही है | भावार्थ--जो 
प्रपने स्वरूपमय मोक्षमामंसे चिंगे हुएको उसी मार्गमें स्थापन करे वह स्थितिकरणगणयुक्त है । 
उसके मार्गसे छूट जानेका बंध नहीं होता, मात्र उदय भ्राये हुए कर्म रस खिराकर निर्जीर्ण हो 





४१६ समयसार 


उम्मर्गं गच्छंतं सगंपि मग्गे ठवेदि जो चेदा। 
सो ठिदिकरणाजुत्तो सम्मादिट्ठी मुणेयत्वो ॥२३४॥ 


उन्मागंमें पतित निज, परको जो माग्गमें लगाता है । 
वह मार्गस्थापक है, सम्यग्हृष्टी उसे जानो ॥२३४॥ 
उन्मार्ग गच्छंत स्वकमपि मार्ग स्थापयति यश्चेतयिता । स स्थितिकरणयुक्त: सम्यर्हष्टिमन्तब्य, ॥२३४॥ 
यतो हि सम्यग्हष्टिः टकोत्कीरोकज्ञायकभावमयत्वेन मार्गात्मच्युतस्यात्मनों मार्गे एव 
स्थितिकरणात्‌ स्थितिकारी ततोडस्य मार्गच्यवनकृतो नास्ति बंधः कि तु नि्जेरैव ॥२३४।। 





नाससंज्ञ--उम्मर्ग, गच्छत, सग, पि, मग्ग, ज, चेदा, त, ठिदिकरणाजुत्त, सम्मादिट्ठि, मुणेयव्व । 

धातुसंज्ञ--गच्छ गती, ट्ठव स्थापनाया । प्रातिपदिक--उन्मागे, गच्छ॒तु, स्वक्र, अपि, मार्ग, यत्‌, चेतयितृ, 
ततु, स्थितिकरणपयुक्त, सम्यस्टृष्टि, मंतव्य । मुलधातु-- गम्लु गतौ, प्ठा गतिनिवृत्तो णिजत । पदविवरण-- 
उम्मग्गं उन्‍्मार्ग-द्वितीया एक० । गच्छत-द्वि ० ए० । सग स्वकं-द्वि० ए० । पि अपि-अव्यय । मगगे मार्गें- 
सप्तमी एक० । ठवेदि स्थापयति-वर्तमान लटू अन्य पुरुष एकबचन । जो य.-प्रथमा एक७। चेदा चेत- 
यिता-प्रथमा एक० । सो स--प्रथमा एक० । ठिदिकरणाजुत्तो स्थितिकरणयुक्त:-प्रथमा एक० । सम्मादिद्ठी 
सम्यग्हृष्टिः-प्र० ए० । मु्णेयव्वों मन्‍्तव्य:-प्रथमा एकवचन क्ृदन्त क्रिया ।| २३४ ॥ 
जाते हैं इसलिये निजेरा ही है । 

प्रसंगविबरण--पअनन्तरपूर्व गाथामे सम्यग्हृष्कि उपगृहन अ्रगका वर्णोन क्या गया 
था। श्रव क्रमप्राप्त स्थतिकरण अंगका इस गाथामें वर्णन किया गया है। 

तथ्यप्रकाश--- १-कर्मविषाकवश भिथ्यात्वरागाविरूप उन्मार्गमें जानेके अवसरमें स्वयं 
को सम्यर्दृष्टि अ्रध्यात्मयोग पौरुषसे र॒त्नन्नयरूप सन्मागेमें स्थापित करता है। २-उन्मागंमें 
जाते हुए परको सम्यग्हष्टि सद्बचनादिके सहयोगसे सन्माग्गमें स्थापित करता है। ३-मार्ग- 
च्यवन कृत बन्ध सम्यग्हृष्टिके नहीं है । 

सिद्धान्त-- १-ज्ञानमयताके कारण ज्ञानी अ्रपनेको शिवमांगमें स्थित रखता है । 

हृष्टि-- १-कारककारकिभेदक सदूभूत व्यवहारनय (७३) । 

प्रयोग--अपनेको ज्ञानमात्र निरखते हुए श्रपने रत्नत्रयमार्गमें स्थित रहनेका उपयोग 
रखना ॥॥२३४॥। 

आगे वात्सल्य गुणकी गाथा कहते है--[यः] जो जीव [सोक्षमार्गें] मोक्षमार्गमें स्थित 
[त्ियाणां साधूनां] श्राचार्य उपाध्याय साधुवोंका अथवा सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों 
सम्यग्‌ भावोंका [वत्सलत्व॑] वात्सल्य [करोति] करता है [सः] वह [बत्सलभावयुतः ] 
वत्सलभावसहित [सम्यर्हृष्टि: | सम्यग्दृष्टि है [ज्ञातव्यः] ऐसा जानना चाहिये । 








निजंराधिकार ४१७ 


जो कुणदि बच्छलत्तं तिण्ह॑ साहण मोक्खमगाम्मि । 


सो वच्छलभावजुदो सम्मादिटठी मुणेयव्वों ॥२३५॥ 
मोक्षपथस्थित तोनों, साधन व साधुबोंमें रति करता । 
जो बुध वह है वत्सल, सम्यर्हृष्टो उसे जानो ॥२३५॥ 
यः करोति वत्सलत्व त्रयाणा साथधूना मोक्षमार्मे । स वात्सल्यभावयुतः सम्यरहष्टिमन्तव्य' ॥२३५॥ 
यतो हि सम्यग्दृष्टि: टंकोत्कीर्ो कज्ञायकभावमयत्वेन सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणां स्वस्मा- 
दभेदबुद्धया सम्यग्दश्शनान्मार्गवत्सलः, ततो5स्य मार्गानुपलंभकृतो नास्ति बंध: कि तु नि्जरैव 
॥२३५॥ 


नामसंज्ञ - ज, वच्छलत्त, ति, साहु, मोक्खमग्ग, त, वच्छुलभावजुद, सम्मादिद्धि, मुणेयव्व । घातु- 
संज्ञ - कुण करणे, मग्ग अन्वेषणे । प्रातिपदिक- यत्‌, वत्सलत्व, त्रि, साधु, मोक्षमार्ग, तत्‌, वात्सल्यभाव- 
युत, सम्यर्दृष्टि, मन्‍्तव्य । मूलधातु--डुकृज करणे, मग अन्वेषणे चुरादि। पदविवरण--जो य--प्रथमा 
एक ० । कुणदि करोति-वर्तमान लटू अन्य पुरुष एक० क्रिया । वच्छलत्तं वत्सनत्वं-द्वितीया एक० । तिष्छूं 
त्रयाणा-षष्ठी बहुण। साहुण साधुना-षष्ठी बहुण। मोक्खमग्गम्हि मोक्षमार्गं-सप्तमी एक०। सो सः- 
प्रथमा एक०। वच्छुलभावजुदो वात्सल्यभावथुत -प्रथमा एकबचन । सम्मादिद्वी सम्यस्दृष्टि:-प्रथमा एक- 
वचन । मुणेयव्यों मन्‍्तव्य -प्रथमा एकवचन क्ृदन्त क्रिया ॥| २३५ ॥ 


तात्पर्यें---सम्यग्दृष्टि पुरुषका रत्नश्नयमें व रत्नत्रयधारी पुरुषोंमें निश्छल वात्सल्य 
होता है। 

टीकार्थ -- निश्चयसे सम्यग्हष्टि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावमयपनेसे सम्यग्द्शन, 
सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्रभावोका अपनेसे अभेद बुद्धि द्वारा ग्रच्छी तरह देखनेसे मोक्षमार्गका 
वत्सल है, ग्रतिप्रोतियुक्त है । इस कारण इसके मार्गेकी श्रप्राप्ोिति किया गया कर्मबंध नही है, 
किन्तु निर्जरा ही है । भावार्थ जो मोक्षमार्गरूप भ्रपने 
स्वरूपमे श्रनुरागी हो उसके मार्गेकी भ्रप्राप्ति नही और मार्गानुपलम्भकृत कमेबंध नहीं । कमे 
रस (फल) मात्र प्रतिफलित होकर खिर जाता है इसलिए निजंरा हो है । 

प्रसंगविवरण-- प्रतन्तरपुर्व गाथामे सम्यग्हष्टिके स्थितिकरणाजड्भका निर्देश किया 
गया था । ग्रब इस गाथामे क्रमप्राप्त वात्सल्याज़ुका वर्शोन किया गया है । 

तथ्यप्रकाश--( १) सम्यग्दष्टि मोक्षमार्गंसाघक स्वकीय रत्नत्रय धर्मकी वत्सलता व 
भक्ति रखता है। (२) सम्यग्दृष्टि रत्नत्रयके झ्राधारभूत धर्मात्मावोंकी वत्सलता व भक्ति 
करता है। (३) सम्यग्टृष्टि सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्रको गअपनेसे ग्रभेदरूप भ्रनुभवनेके कारण 
मार्गवत्सल है । (४) मार्गनुपलम्भकृत अ्रथवा अवात्सल्यकृत बन्ध सम्यग्दृष्टिके नहीं है । 








-- 3 








डश्८ समयसार 


विजारहमारूढो मणोरहपहेस भमह जो चेदा । 
सो जिणणाणपहाबी सम्मादिटठी मुणेयब्बों ॥२३६॥ 


विद्यारय श्रारोही, जो हितकर मार्गकों प्रकट करता । 


वह है ज्ञानप्रभावी, सम्यरहष्टी उसे जानो ॥ २३६॥ 
विद्यारथमारूढ: मनोरथपथेषु भ्रमति यश्लेतयिता | स जिनज्ञानप्रभावी सम्यग्हष्टिमन्तव्य ॥| २३६॥। 


यतो हि सम्यम्दृष्टि: टकोत्कीरोंकज्ञायकभावमयत्वेन ज्ञानस्य समस्तशक्तिप्रबोधेन प्रभा- 
वबजननात्प्रभावनाकरः ततोस्य ज्ञानप्रभावना5प्रकर्षक्तों नास्ति बंध: कि तु निर्जरव ॥ रुन्धनु 


अैननल लीन 





नमसंज्ञ-विज्जारह, आरूढ, मणोरहपह, ज, चेदा, जिणणाणपहावि, सम्मादिद्‌ठि, मुणेयव्व। 
धातुसंज्--भम भ्रमरे | प्रातिषदिक--विद्यारथ, आरूढ़, मनोरथपथ, यत्‌, चेतयित्‌, ततू, जिनज्ञानप्रभा- 
विनु, सम्यग्हष्टि, मन्तव्य । मूलधातु-भ्रम अनवस्थाने दिवादि | पदब्विवरण- विज्जारह विद्यारथ- 
द्वितीया एकवचन | आरूढो आरूढ:-प्रथम। एक० | मणोरहपहेस मनोरथपथेषु-सप्तमी बहु०। भमइ 








सिद्धान्त--( १) ज्ञानी श्रपनेमें प्रपने स्वभावपरिणमनकों अ्पनेस अभेदबुद्धिसे स्वयं 
देखता है । 

हृष्टि--- १- कारककारकिभेदक सद्भूतव्यवहार (७३) । 

प्रयोग--श्रपनेमें ग्रात्मल्वकी प्रतोति सहित श्पने सहजस्वरूपको जानते हुए ज्ञानमात्र 
अ्पनेमें प्रपनो उपासना करना ॥ २३५ ।। 

ग्रागे प्रभावना गुण कहते है-- [यः] जो जोव | विशारथं आरूढः | विद्या&्पी रथ 
पर पभ्रारूढ़ हुआ [मनोरथपयेषु] सनोरथके मार्गमे [भ्रमति] अमण करता है [सः चेतयिता | 
वह ज्ञानी [ जिनज्ञानप्रभावी ] जिनेश्वरके ज्ञानकी प्रभावना करने वाला [सम्यग्हृष्टि:] सम्प- 
गृष्टि है [ज्ञातव्यः] ऐसा जानना चाहिये। 

दीकायथें - निश्चयसे चूँकि सम्यम्दृष्टि टंकोत्की्ण एक ज्ञायकभावमयपनेस ज्ञानकी 
समस्त शक्तिके जगानेके द्वारा प्रभावक्त उपजानेसे प्रभावना करने वाला है, इस कारण इसके 
ज्ञानको प्रभावनाके श्रप्रकषंकृत बन्ध नही होता, किन्तु निजेरा हो होती है । 

भावाय--प्रभावना नाम प्रकृष्टरूपसे हुवानेका है, जो अपने ज्ञानकों निरतर अभ्यास 
से प्रगट करता है, बढ़ाता है उसके प्रभावना भज्ज होता है, ज्ञानीके ज्ञानविकास वृद्धिगत है 
उसके प्रप्रभावनाकृत कर्का बन्ध नहों है । ज्ञानीको भूमिकामें कर्म रस देकर खिर जाता है 
इस काररणा निजरा ही है | यहाँ गाथामें ऐसा कहा है कि जो विद्यारूपी रथमे आत्माको स्था- 
पन करके अमण करता है वह ज्ञानकी प्रभावनायुक्त सम्यग्हृष्टि है सो यह निश्चय प्रभावना 








निर्जराधिकार धश६ 
बंध मबमिति निजैः संगतोउष्टाभिरंग:, प्राग्वद्ध तु क्षयमुपनयन्‌ निज्जरोज्जम्भणोन । सम्यग्हष्टि 





अआम्यति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० | जो यः:-प्रथमा एक०। जिणणाणपहावी जिनज्ञानप्रभावी-प्र० 


है । व्यवहारमे जिनबिम्बकों रथमें विराजमान कर नगर उपवन आदिमें विहार कराके धर्मको 
प्रभावना की जाती है, निश्चयसे ज्ञानकों प्रभावता करके धर्मकी प्रभावना की जातो है । 

अग्रब कमंका नवीन बंध रोककर निजंरा करने वाले सम्यग्हष्टिकी महिमा कहते है--- 
रुन्धन्‌ इत्यादि । अर्थं--स्वयमेव अपने निज रसमें मस्त हुप्रा, आदि मध्य अन्तरहित सर्वव्या- 
पक एक प्रवाहरूप धारावाही ज्ञानकहूप होकर नवीन बन्धको रोकता हुआ झौर पहले बांधे हुए 
कमंको ग्रपने ग्रष्ट अज्ोंके साथ निजेराको बढ़वारो द्वारा क्षयको प्राप्त कराता हुग्ना सम्यस्हष्टि 
जीव आाकाशके मध्यरूप अ्रतिनिर्मेल रगभूमिमे प्रवेश कर नचता है याने विकसित होता है । 
भावा्थ--सम्यग्हृष्टिके शंकादिकृत नवीन बन्ध तो होता ही नही और अ्राठ अज्भोंसहित होने 
से निर्जेरा वृद्धिगत है उससे पूव॑ंबद्धका नाश होता है । इसलिए वह एक  प्रवाहरूप ज्ञानरूपी 
रसको पीकर निर्मल श्राकाशरूप रज्भभूमिमे नृत्य करता है याने ज्ञानविलास करता है | यहाँ 
यह ज्ञातव्य है कि सम्यस्टष्टिके मिथ्यात्वादि अनन्तानुबन्धी कषायके उदयका ग्यभाव है तथा 
प्रल्पस्थिति अनुभाग लिए मिथ्यात्व प्रनन्तानुबन्धीके बिना और उसके साथ रहने वाली अन्य 
प्रकृतियोंके बिना घातिया तथा गअ्रघातिया कर्मोकी प्रकतियोंका बन्ध भी होता है तो भी जंसा 
बन्ध मिथ्यात्व व अनन्तानुबन्धी सहित दशामे होता है वैसा नहीं होता । ग्रनन्त संसारका 
कारण तो मिश्यात्व ग्रतन्तानुबन्धी है उनका ग्रभाव होनेके पश्चात्‌ उनका बन्ध नहीं होता । 
जब ग्रात्मा ज्ञानों हुआ तब अन्य बन्धकोी गिनती क्‍या ? वृक्षकी जड कटनेके बाद हरे पत्ते 
रहनेकी क्या भ्रवधि ? इस कारण ग्रध्यात्मशास्त्रमें सामान्यपनेसे ज्ञानीका ही प्रधान कथन है । 
ज्ञानी हुए पश्चात्‌ शेष कर्म सहज ही मिट जायेंगे तथा परम सहज आनन्द भोगेगा | जैसे कि 
कोई दरिद्र पुरुष कोपडीमे रहता था उसको भाग्योदयसे घनसे पूर्ण बड़े महलको प्राप्ति हुई । 
उस महलमें बहुत दिनका कूडा भरा हुआ था । -स पुरुषने जब ग्राकर प्रवेश किया उसी दिन 
यह तो महलका धनी बन गया । ग्रब कूदा कारना रह गया सो वह क्रमसे अपने बलके ग्रनु- 
सार भाड़ता ही है । जब सब कूडा कंड जायगा तब उज्ज्वल हो जायगा । 

प्रसंगविवरणा---अनन्तरपूर्व गाथामे वात्सल्यभावयुत सम्यम्हष्टिका ग्राशय बताया गया 
था । प्रब इस गाथामे ज्ञानोकी प्रभावनाज्भधारकताका वर्णान किया है । 

तथ्यप्रकाश-- (१) ज्ञानकी समस्त शक्तिके जागरणासे सम्यग्हृष्टि धर्मप्रभावक है । 
(२) ज्ञानी ज्ञानरथपर ग्रारूढ होकर ग्भीष्ट शिवमार्गमें अर्थात्‌ रत्नश्रयमें विहार करता है । 








४२० संमयसार 


स्वयमतिरसादादिमध्यांतमुक्त ज्ञानं भूत्वा नटिति गगनाभोगरंगं विगाह्मय १६२॥ इति नि्जरा 
निष्क्रांता ॥ २३६ ।। 
इति श्रीमदमृतचंद्रसुरिविरचितायां समग्रसारव्याख्यायामात्मख्यातो 
निजेराप्ररूपक: बष्ठो5डू ॥।| ६ ।॥। 
ए०। सम्मादिद्‌ठी सम्यग्हष्टि:-प्र० ए० । मुशेयव्वों मन्तव्य--प्रथमा एकवचन कृदन्त क्रिया | २३६ ॥ 
(३) सम्यग्दृष्टि भ्रन्तस्तत््वोपलब्धिरूप विद्यारथपर प्रारूढ होकर ख्याति लाभ इच्छा प्रादि 
चित्तकल्लोलोंको सहजात्मध्यानरूप शस्त्रसे नष्ट कर देता है। (४) श्रप्रभावनाकुत बन्ध 
सम्यग्दृष्टिके नहीं है। (५) सम्यग्दृष्टिके पूृ्बंसंचित कमंकी निश्चित निर्जरा है। (६) शुद्ध- 
नयके प्राश्रयसे उत्पन्न निःशंकादि भ्रष्ट गुणा सम्बरपूर्वंक भावनिजेराके उपादान कारणभूत 
हैं। (७) व्यवहाररत्नश्रय साधक है, निश्चयरत्नत्रय साध्य है। (५) व्यवहाररतनत्रयमें 
स्थित सरागसम्यग्दृष्टिके योग्य भ्रवृत्तिऱुप भी निःशंकादि श्रष्ट गुणा होते है । 
सिद्धान्त--(१) निश्चयज्ञानप्रभावक गुण द्वारा ज्ञानी जीव निजशुद्धिके लिये सवर- 
पूविका भावनिजेरा करता है। 
हृष्टि--- १- कारककारक्षिभेदक सदूभूत व्यवहारमय (७३) । 
प्रयोग---ज्ञानहप रथमें श्राूूढ होकर याने ज्ञानमें उपयोगकों लगाकर सहजानन्दमय 
झानतत्वकी प्रभावनासे कृतार्थ होनेका पोरुष करना ॥ २३६ ॥। 





इति श्रीमत्ुन्दकुन्दाचायंविरचित समयसार व उसकी श्रीमदम्ृतचंद्रसुरिविरचित 
समयसारव्याख्या प्रात्मर्यातिकी सहजानन्दसप्तदशाज्भी टीकामे 
निर्जेराप्ररूपक छठवां अंक समाप्त हुप्रा । 


क्र 


बस्धाधिकार ४२१ 


अथ नबंधाधिकारः 


अ्थ प्रविशति बध: । रागोद्‌गारमहारसेन सकल कृत्वा प्रमत्तं जगत क्रीडंतं रसमारनि- 

भरमहानाट्येन बंध धुनत्‌ । आनन्दामृतनित्यभोजि सहजावस्थां स्फुटं नाटयद धीरोदारमनाकुलं 
निरुपधिज्ञानं समुन्मज्जति ॥१६३॥ 

जह णाम कोवि पुरिसो णेहभत्तो दु रेणुवहुलम्मि । 

ठाणम्मि ठाइदूश य करेह सत्येहिं वायाम॑ ॥१३७॥ 

हिंददि भिददि य तहा तालीतलकयलिवंसपिंडीओ । 

सच्चित्ताचित्ताणं फरेइ दव्वाणमुवधायं ॥२३८॥ 

उवधायं कुब्व॑ंतस्स तस्स णाणाविहे्िं करणेहिं। 

णिच्छूयदो चितिज हु किंपच्चयगों दु रयबंधों ॥२३६॥ 

जो सो दु णेहभावों तद्मि णरे तेण तस्स रयबंधों । 

शणिच्छयदो विण्णेयं ण॒ कायचेट्ठाहिं सेसाहिं ॥२४०॥ 

एवं मिच्छादियठी बक 8। बहुविहासु चिटठासु । 

रायाई उबश्रोगे कुब्बंतो कप्पह रयेण ॥२०१॥ 
. नामर्सज्ञ--जह, णाम, क, वि, पुरिस, शेहभत्त, दु, रेणुवहुल, ठाण, य, सव्ब, वायाम, य, तहा, 
तालीतलकयलिवंसपिडी, सच्चित्ताचित्त, दव्व, उवधाय, उवधाय, त, णाणाविह, करण, णिच्छयदो, किप- 











प्रब बन्ध तत्त्व प्रवेश करता है । जैसे कि नृत्यमंचपर कोई स्वांग प्रवेश करता है, 
उसी प्रकार जीवकी रंगभूमिमें बन्धतत्त्व प्रवेश करता है। उसमें सर्वप्रथम बंध स्वांप मिटाने 
वाले सम्यग्जानके ग्रभिनन्दनमे मंगलरूप काव्य कहते हैं--रागोदगार इत्यादि । श्रर्थं--जो 
विकाररागके उद्गाररूप महारस (मदिरा) के द्वारा समस्त जगतको प्रमत्त (मतवाला) करके 
रसपूर्ण महान्‌ नाटचके द्वारा क्रीडा करते हुए बन्धको दूर करता हुआ प्रानन्दरूपी अ्मृतका 





४२२ समयंसार 


जैसे तंल लगाये, कोई पुरुष ध्रूलपुरण मूमीमें । 

स्थित होकर शस्त्रोंसे, नाना व्यायाम करता है ॥२२७॥। 

ताड़ बांस कदलोको, विछेदता भेदता हि व्यायामी । 

करता उपघात वहां, सूजीब निर्जोब द्रव्योंका ॥२३८॥ 

नानाविध कररणोंसे, उपघात कर रहे हुए पुरुषके । 

चिपटी हुई घूलोका, किस कारणसे हुम्ना बन्धन ॥२३६॥ 

तेल लगा उस नरके, इस कारणासे हि धूलिबंध हुश्रा । 

निश्चयसे यह जानो, हुआ नहों कायचेष्टासे ॥२४०॥। 

यों यह सिथ्याहृष्टो, विविध चेष्टामें वर्तमान हुश्रा । 

उपयोगसे रागादि, करता लिपता बंधे रजसे ॥१४१॥। 
बथा नाम को5पि पुरुष. स्नेहाम्यक्तस्तु रेखुबहुले। स्थाने स्थित्वा च कराोति शस्त्रव्यायाम ॥२३७।॥ 
छिनत्ति भिनत्ति च तथा तालीतलकदलीवंशपिडी । सचित्ताचित्ताना करोंति द्रव्याणामप्धात ।२३८॥ 
उपघात कृवंतस्तस्थ नानाविध॑ करण: । निशरचयतब्चिन्त्यता किप्रत्ययकस्तु तस्यथ रजोबध ।।२३९॥ 
यः स तु स्नेहभावस्तस्मिन्नरे तेन तस्य रजोबध: । निश्चयतो विज्ञेय न कायचेप्टामि शेपाभि ॥२४०॥ 
एवं मिथ्यादृष्टिवतेमानों वहुविधासू चेष्टासु । रागादीनुपयोगे कुर्वाणों लिप्यते रजसा ॥२४१॥ 

इह खलु यथा कश्चित्‌ पुरुषः स्नेहाम्यक्त: स्वभावत एवं रजोबहुलाया भूमौ स्थित: 

शस्त्रव्यायामकर्म कुर्वाण: भ्रनेकप्रकारकरण: सचित्ताचित्तवस्तृनि निध्नन्‌ रजसा बध्यते । तस्य 





उचयग, दूं, रयबध, ज, त, दु, सोहभाव, त, ठाण, त, त, रयवध, णिच्छय दो, विष्गेय, ण, कायचेटठा 
सेसा, एव, मिच्छादिट्ठि, वट्टत, वहुविहा, चिट्ठा, रायाइ, उवबओग, कुब्वत, रय। घातसंज्ञ टठा गति- 
निवृत्ती, कर करणे, ौच्छिद छेंदने, भिद विदारणं, कुव्व करणे, चिन्‍्त चिन्तने, लिप लेपने । प्रातिपदिक - 
यथा, नामन्‌, किस, अपि, पुरुष, स्नेहाभ्यक्त, तु, रेसुवहुल, स्थान, च, शस्त्र, व्यायाम, च, तथा, तालीतल- 








नित्य भोजन करने वाला धीर, उदार, _ अ्रनाकुल निरुपाधि ज्ञान अपनी सहज गवस्थाको 
याने जाननरूप क्रियाकों नचाता हुश्रा प्रकट होता है । भावार्थ - बन्धके स्वाज़को दूर करने 
वाला अ्रविकार सहज ज्ञानस्वभावमयका ज्ञान शुद्ध प्रकट हो नृत्य करेगा उसकी महिमा इस 
काव्यमें प्रकट की है । ऐसा सहज प्रानन्दमय निरुपाधि ज्ञानस्वरूप ग्रात्मा सदा प्रकट रहो । 
ग्रब बन्ध तत्त्वके स्वरूपका विचार करते है ) यहाँ प्रथम बन्धके कारणको प्रकट 
करते हैं--[यथा नाम] जैसे [कः अ्पि पुरुषः] कोई पुरुष [स्नेहाम्यक्तः तु] तैलसे अवलिप्त 
हुआ [रेणुबहुले| बहुत धूली वाले [स्थाने] स्थानमे [स्थित्वा च] स्थित होकर [शस्त्रेः व्या- 
यास॑] हथियारोंसे व्यायाम [करोति] करता है, वहाँ [तालोतलकदलोवंशरपिडो: | ताड़, 


बन्धाधिंकार॑ ४१३ 


कंतमो बन्धहेतु: ? न॑ ताव॑त्स्वभावत एवं रजोबहुला भूमिः, स्नेहानम्यक्तोॉनामपि तत्रस्थानी 
तत्यमसज्भात्‌ । न शस्त्रव्यायामकर्म, स्नेहान भ्यक्तानामपि तस्मात्‌ ततल्थसंगात्‌ । नौनेकप्रकारकर- 
णानि, स्नेहानभिव्यक्तानामपि तेंस्तत्प्रसंगात्‌ । न सचित्ताज्रित्तवस्तृपधात', स्नेहानभिव्यक्ताना- 
मपि तस्मिस्तत्परसंगात्‌ । ततो न्‍्यायबलेनवैत्तदायातं यत्तस्मिनु पुरुषे स्नेहाभ्यंगकरणं स बंधहेतु: । 
_कदलीवशपिंडी, सचित्ताचित्त, द्रव्य, उपधात, उपधात, कुर्वन्त्‌, तत्‌, नानाविध, करण, नि३चयत:, किप्रत्य- 
यक, तु, तत्‌, रजोबन्ध, यत्‌, ततू, तु, स्नेहभाव, ततू, नर, ततू, रजोबन्ध, निश्चयत:, विज्ञेय, न, कायचेष्टा, 
शेषा, एवं, मिथ्याहप्टि, वर्तमान, बहुविधा, चेष्टा, रागादि, उपयोग, कुर्वाण, रजस्‌ | मुलधातुष्ठा 


तमाल, केल, अ्रशोक इत्यादि वृक्षोंको [छिनत्ति] छेदता है [व भिनत्ति| पोर भेदता है [तथा] 
तथा [सक्तित्ताचित्तानां] सचित्त व श्रच्ित्त [द्रव्याणां] द्रव्योंका [उपघातं] उपघात [करोति] 
करता है | इस प्रकार [नानाविधैः कररेः] नाना प्रकारके कररा द्वारा [उपघातं कुर्वतः | 
उपघात करते हुए [तस्य | उस पुरुषके [खलु] वास्तवमें [रजोबंध: तु] रजक। बन्ध [कि- 
प्रत्यथिक:] किस कारणासे हुमा है ? [निश्चयतः] निश्चयसे [चिन्त्यतां] विचारिये । [तस्मिन्‌ 
नरे] उस मनुप्यमे [यः तु] जो [सः स्नेहभावः | वह तैल झ्रादिकी चिकनाहट है तिन] उससे 
[तस्थ रजोबंधः] उसके धूलिका बन्ध होता है [निश्चयतः बिज्ञेयं] यह निश्चयसे जानना 
चाहिये । शिषामिः कायचेष्टाभि:] शेष कायकी चेष्टापश्नोंस [न| धूलिका बंध नहीं है [एबं] इसी 
प्रकार [बहुविधासु चेष्टासु | बहुत प्रकारकी चेष्टाग्रोंमें [वर्तमान: ] वर्तेता हुप्ना [मिथ्याहृष्टि:] 
मिथ्याहृष्टि जीव [उपयोगे] प्रपने उपयोगमें [रागादीन्‌ कुर्वारणः ] रागादि भाबोंकों करता हुआा 
[रजसा | कर्मरूप रजसे [लिप्यते] लिप्त होता है याने बँधता है । 

तात्पयं--मिथ्यात्व राग ग्रादि भावोंमें परिणत जीवके कर्मका बन्ध होता है । 

टीकार्थ--इस लोकमे निश्चयसे जैसे कोई पुरुष स्नेह (तैल) ग्रादिकसे भ्रवलिप्त हुग्रा 
स्वभावस ही बहुत धूलि वाली भूमिमें स्थित हुप्ना शस्त्रोंसे व्यायाम कम करता हुझा अनेक 
प्रकारके शस्त्रोसे सचित्त ग्रचित्त वस्तुप्रोंकी काटवा हुआ उस भूमिकी धूलिसे लिप्त होता है । 
यहाँ निर्णय करे कि वहाँ पुरुषके बन्धका कारण इनमे कौन है ? तो पहिले यहो देख 
लोजिये कि जो स्वभावसे ही रजोव्याप्त भूमि है वह बन्धका कारण नही है । क्योंकि यदि 
भूमि ही कारण हो तो उस भूमिपर ठहरे हुए तैल श्रादिसि अनवलिप्त पुरुषोके भो धूलिके 
चिपट जानेका प्रसंग ग्रा जावेगा । शस्त्रोंसे व्यायाम करना भी उस धूलिसे बँधनेका, लिप जाने 
का कारण नहीं है | यदि शस्तरोंसे व्यायाम करना धूलिसे बँधनेका कारण हो तो जिनके तैल 
प्रादि नही लगा, उनके भी उस शस्त्राभ्यासके करनेसे रजका बंध होनेका प्रस॒द्ध भ्रा जायगा । 





इर२४ड समयसार 


एवं भिथ्याहृष्टिरात्मनि रागादीन्‌ कुर्वाण: स्वभावत एवं कर्मयोग्यपुद्गलबहुले लोके कायवाझू- 
मन:कर्म कुर्वाणो3नेकप्रकारकरणो: सचित्ताचित्तवस्तुनि निध्नन कर्मरजसा बध्यते | तस्य कतमों 
बन्धहेतु; ? न तावतत्स्वभावत एवं कमंयोग्यपुद्गलबहुलो लोकः, सिद्धानामपि तत्रस्थानां 
तत्पमसंगात्‌ । न कायवाइमनःकर्मं, यथारुपातसंयतानामपि तत्प्रसंगात्‌ । नानेकप्ररारकरणानि, 


गतिनिवृत्तो, डुकअ करणे, छिदिर्‌ छेदने, भिदिर्‌ भेदने, चिति स्मृत्या, लिप उपदेहे तुदादि । पदबिवरण--- 
जह यथा-अव्यय । णाम नाम-प्रथमा एक०। को क'-प्रथमा एक०। वि अपि-अव्यय । पुरिसो पुरुष - 
प्र० ए०। शेहभत्तो स्नेहाभ्यक्त -प्रथणा एक०। दु तु-अव्यय । रेखुवहुलम्हि रेशुबहुले-सप्तमी एक०। 
ठाणे स्थाने-सप्तमी एक० । ठाइदृण स्थित्वा-असमाप्तिकी क्रिया । य च-अव्यय । करेइ करोति-वर्तमान 


आवक ली लक लज .> अल आल कम तीज कक 





पनेदः प्रकारके करण भी उस रजके बंधनेका कारण नही है, क्योंकि यदि ऐसा हो तो 
जिनके तैल झादि नहीं लगा, उनके भी उन करणो द्वारा रजका बन्ध हो जानेका प्रसज्भ हो 
जायगा। तथा सचित्त अ्रत्रित्त वस्तुओलेंका उपघात भी उस रजके लगनेका कारण नही है, 
क्योंकि यदि ऐसा हो तो जिनके तैल श्रादि नही लगा उनके भी सचित्त भ्रचित्तका घात करने 
से रजका बन्ध हो जानेका प्रसद्ध आ जायगा । इसलिये न्यायके बलसे यह हो सिद्ध हुआ्ला कि 
उस पुरुषमें जो तैल भ्रादिका मर्दन है वही बन्धका कारण है । ऐसे ही मिथ्याहृष्टि जीव अपने 
प्रात्मामें राग आदि भावोंकों करता हुप्ना स्वभावसे ही कर्मके योग्य पुदूगलोसे भरे हुए लोकमें 
काय वचन मनकोी क्रियाकों करता हुम्ना अनेक प्रकारके करणो द्वारा सचित्त अ्र्चित्त वस्तुओं 
का घात करता हुझ्ा कर्मरूपी धूलिसे बँधता है । वहाँ विचारिये कि बन्धका कारण कौन है ? 
वहाँ प्रथम तो यही देखिये कि स्वभांवसे ही कर्मयोग्य पुद्गलोंसे भरा हुआ लोक बन्धका 
कारण नही है, यदि उनसे बन्ध हो तो लोकमे सिद्धोके भी बन्धका प्रसड् आयेगा । काय 
बचन मनकी क्रियास्वरूप योग भी बन्धके कारण नही है, यदि उनसे बन्ध हो तो मन, वचन, 
कायकी क्रिया वाले यथाख्यातसंयमियोके भी बन्धका प्रसद्भ हो ज/यगा । अनेक प्रकारके 
करणा भी बन्धके कारण नहीं है, यदि उनसे बन्ध हो तो क्रेवलज्ञानियोके भी बन्धका प्रसद्ध 
हो जायगा । तथा सचित्त अ्चित्त वस्तुओका उपघात भो बन्धका कारण नही है, यदि उनसे 
बंध हो तो समितिमे तत्पर याने यत्नरूप प्रवृत्ति करने वाले साधुबोके भी सचित्त श्रचित्त वस्तु 
के घातसे बन्धका प्रसज्भ हो जायगां । इस कारण न्यायके बलसे यहो सिद्ध हुआ कि जो उप- 
योगमें रागादिका करना है वह बन्धका कारण है । मावार्थ--यहां निश्चयनयकी मुख्य दृष्टि 
से बन्ध होनेके कारणपर विचार किया गया है । बन्धका यथार्थ कारण विचरनेसे यही सिद्ध 
हुआ कि भिथ्याहृष्टि पुरुष राग, द्वेष, मोह भावोंको श्रपने उपयोगमे करता है सो ये रागादिक 


बंन्धाधिकार ४२५ 


कैवलज्ञानिनामपि तत्रसज्भात्‌ । न सचित्ताचित्तवस्तृपचातः समितितत्पराणामपि ततसज्भात्‌ । 
ततो न्‍्यायबलेनैतदेवायातं यदुपयोगे रागादिकरणं स बंघहेतु: ।। न कमंबहुलं जगन्न घलनात्मकं 


हू #+योक»०>क-न«क&्क नब्ज>-कंस्मन ० 





लट अन्य पुरुष एक० क्रिया। सत्थेहि शस्त्रे:-तृतीया बहु० । वायाम॑ व्यायाम-द्वितीया एक० | छिंददि 
छिनत्ति, मिददि भिनत्ति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एकबचन। तहा तथा-अव्यय । तालीतलकयलिवसपि- 
डीओ तालीतलकदलीवशपिण्डी:-द्वितीया बहु०। सच्चित्ताचित्ताण सचित्ताचित्ताना-षष्ठी बहु०। करेइ 
करोति, दव्वाण द्रव्याणां-षष्ठी बहु० | उबधायं उपधात-द्वि० ए० । कुब्बतस्स कुरवंत -षष्ठी एक० । तस्स 
तस्य-पषष्टी एकवचन । णाणाविहेहि नानाविधे:-तृनीया बहु० । णिच्छयदों निश्चयत:-पचम्यर्थे अव्यय । 
किपच्चयगों किप्रत्ययक:-प्रथमा एकवचन । दु तु-अब्यय । रयबंधों रजोबन्ध:ः-प्रथमा एक० । जो य'- 
प्रथमा एकवचन । रोहभावो स्नेहभाव: तम्हि तस्मिनु-सप्तमी एक० । णरे नरे-सप्तमी एक० । तेण तेन-- 
तृतीया एक० । तस्स तस्य-षष्ठी एक०। रयबंधों रजोबन्धः-प्र ० एक० । णिच्छयदों निश्चयत -अव्यय । 





ही बन्धके कारण है। परन्तु भ्रन्य जो कर्म॑योग्य पुदूगलोंसे भरा लोक, मन वचन कायके योग, 
प्रनेक करण और चेतन अचेतनका घात ग्रादि हैं ये बंधके कारणा नहों है । क्योकि यदि इनसे 
बन्ध हो तो सिद्धोके, यथारस्यातबारित्र वालोंके, केवलज्ञानियोके तथा समितितत्यर मुनियोके 
बन्धका प्रसद्भध झा जायगा; लेकिन उनके बन्ध नहीं होता । श्रतः बन्धका कारण रागादिक ही 
है यह निश्चय रहा । 

अब आगे इस अर्थंका समर्थंक कलश कहते है--न कर्म इत्यादि । अ्रर्थे-- कर्म बन्धका 
कारण न तो कर्मयोग्य पुदूगलोसे बहुत भरा हुआ लोक है, न चलनस्वरूप कर्म याने काय 
वचन मनकी क्रियारूप योग है, न भ्रनेक प्रकारके करण है और न चेतन अ्रचेतनका घात है । 
किन्तु, उपयोगभूमि याने जीव जो रागादि भावोके साथ एकताको प्राप्त होता है वही एकमात्र 
पुरुषोके बन्धका कारण है । भावा्थे--निश्चयसे मिथ्यात्व रागादिक ही बन्धका कारणा है । 

प्रसंगविवरणशा--प्रनन्तरपूर्वं गाथा तक “भूयत्थेणाभिगया जीवाजीवा य” इत्यादि 
प्रधिकारगाथाके अनुसार जीव, श्रजीव, पुण्य-पापादि सात पदार्थोकी पीठिकारूप कतू कर्माधि- 
कार, आख्रव, सम्वर, निजेरा तत्त्वका वर्णन किया गया था। अ्रब कऋ्रमप्राप्त बन्ध अधिकार 
प्राया सो उसमे सर्वप्रथम बन्धके सही क,रणाका विचार इन पांच गाथावोमे किया गया है । 

तथ्यप्रकाश---( १) विख़सोपचयरूप कार्माणवर्गशाबोसे भरे लोकमें रहनेके कारणा 
जीवके बन्ध नही होता, क्योंकि ऐसे लोकमें रहने वाले सिद्धोंके बन्च नहीं है। (०) मन, 
बचन, कायकी चेष्टासे जीवके बन्ध नहीं होता, क्योंकि यथाख्यात संयमी ११, १२, १३वें 
गुणस्थानवर्ती जीवोके चेष्टा होकर भी बन्ध नहीं है। (३) भ्रनेक प्रकारके बाह्य सगसे भी 
जीवके बन्ध नहीं होता, क्योंकि समवशरण, गन्धकुटी, छन्न, चमर, सिहासन आ्रादि शोभाके 
बीच भी केवलज्ञानीके बन्ध नहीं है। (४) सचित्त प्नचित्त वस्तुके उपधातसे भी जीवके 


४२६ समयसार 


कम वा, न नैककरणानि वा न चिदचिदृबधों बंधकुत्‌ । यदेक्यमुपयोगभू :समुपयाति रागादिभि:ः 
स एवं किल केवल भवति बन्धहेतुनू रगां ॥१३४॥ ।। २३७-२४१ ॥ 


विष्णेय विज्ञेंय-प्र ० ए० । ण न-अव्यय । कायचेट्टाहि कायचेष्टामि -तृ० बहु०। सेसाहि शेषाभि'-तृतीया 
बहु० । एवं-अव्यय । मिच्छादिद्वी मिथ्याहृष्टि:-प्र० ए० । वटुन्तो वततमान-प्र० ए० । वहुविहासू बहुवि- 
धासु-सप्तमी बहु० । चिट्ठासु चेष्टासु-सप्तमी बहु०। रायादी रागादीनु-द्वितीया बहु०ण। उवओगे उप- 
योगे-सप्तमी एक० | कुब्बतों कुर्वाण:-प्र० ए० । लिप्पद लिप्यते-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एकबचन भाव- 
कमंवाच्यप्रक्रिया क्रिया । रयेण रजसा-तृतीया एकबचन ।॥| २३७-२४१ ॥॥ 








ध नहीं है, क्योकि समितिसे चलते हुए साधुके पदतलसे किसी कुन्थु जीवका उपघात होने- 

पर भी साधुके बन्ध नही है । (५) बन्ध तो मात्र उपयोगमे रागादिके करनेसे 

सिद्धान्त-- (१) परद्रव्यके किसी भी प्रकारके परिशमनसे जीवका परिणाम नही 
होता । (२) कमंविपाककों आत्मीय माननेके बिकल्पका निमित्त पाकर कार्माण वर्गंशाओरोका 
कर्मत्व परिणमनरूप बन्ध होता है । 

हष्टि-- “- परद्रव्यादिग्राहक द्रव्याधिकनय (२६) । २- उपाधिसापेक्ष शशुद्ध द्रब्या- 
थधिकनय (२४) | 

प्रयोग-- उपयोगमे रागादिके करनेको ही विपत्तिका मूल जानकर रागादि परभावसे 
उपयोग हटाकर सहज ज्ञानानन्द स्वभावमें उपयोग लगाना ॥ २३७-२८१ ॥ 

ग्रब कहते है कि सम्यग्हृष्टिके बन्ध क्‍यों नही होता ?-- [यथा ] जैस [पुनः स खंब] 
फिर वही [नरः] मनुष्य [सर्वेस्मिन्‌ स्नेहे भ्रपनीते] समस्त तैलादिक हटा दिये जानेपर [रेणु- 
बहुले] बहुत धूलि वाले [स्थाने | स्थानमे [शस्त्रे: व्यायामं करोति] शस्त्रोके द्वारा व्यायाम 
करता है, [तालोतलकदलोबंशपिण्डो: | ताड, तमाल, केला, बांस आदिके वृक्षकों [छिनत्ति च 
भिनत्ति] छेदता है श्लोर भेदता है [तथा] प्लोर [सचित्ताचित्तानां] सचित्त ग्रचित्त [द्रव्याण्ां] 
द्रव्योका [ उपघातं करोति | उपषात करता है। [नानाविध: कररंः: | नाना प्रकारके करणोसे 
[उपधातं कुबेतः तस्य ] उपघात करने वाले उसके [निश्चयतः| निश्चयसे [चिन्त्यतां] विचा- 
रिये कि [ रजोबंधः | धूलिका बन्ध [किप्रत्ययकः न] किस कारणसे नही होता [तस्मिन्‌ नरे] 
उस पुरुषके [यः | जो [स प्रस्नेहभाव:] वह प्रचिक्रणता है [तेन] उससे [तस्य] उसके 
[ प्ररजोबंधः | धूलिका श्रबंध है [निश्चयत:] निश्चयसे [विज्ञेयं] यह जानना चाहिये [शेषानिः 
कायचेष्टानि: ] शेष कायकी चेष्टाप्रोसे [+] नही [एबं] इस प्रकार [सम्यग्हष्टि:| सम्यग्टष्टि 
[बहुविधेषु | बहुत प्रकारके [योगेषु| योगोंमे [ब्ंसान: ] वर्तता हुआ [उपयोगे] उपयोगमें 
(रागादौन्‌] रागादिकोंको [अकुबंन| नहीं करता हुआ [रजसा | कर्म रजसे [न लिप्यते] लिप्त 


बन्धाधिकार ४२७ 


जह पुण सो चेव णरो शेह सब्बह्ि अवशिये संते । 
रंणुबहुलम्मि ठाणे करेदि सत्थेहिं वायामं ॥२०२॥ 
हिंद॒दि भिंददि य तहा तालीतलकयलिवंसपिंडीओ । 
सच्चित्ता चित्ताणं करेइ् दव्वाणमुबधायं ॥२०३॥ 
उवधायं कुब्वंतस्स तस्स णाणाविहेहि करणेहि। 
गिच्छयदों चिंतिजहु किंपच्चयगों ण्‌ रयबंधो ॥२४४॥ 
जो सो अगेहभावो तह्मि णरे तेण तस्स5रयबंधो 
णिच्छयदो विण्णेयं ण॒ कायचेद्ाहिं सेमाहि ॥२४४॥ 
एवं मम्मादियठी वट/तो बहविहेस जागेस । 
अकरंतो उवबञ्योगे रागाइ ण्‌ लिप्पड रयेण ॥२४०६॥ 
जसे फिर वही पुरुष, समस्त उस तलको श्रलग करके । 
उस धूलभरो क्षितिर्में, करता श्रम पूरणं शस्त्रोंसे ॥॥२४२॥। 
ताड़ बांस कदलोको, बिछेदता भेदता पुरुष बसे । 
करता उपधात बहां, सजोव निर्जोब द्रव्योंका ॥॥२४३॥ 
नानाविध करणोंसे, उपधात कर रहे हुए पुरुषके । 
निश्चयसे सोचो किस, काररासे धूलिबन्ध नहीं ॥॥२४४॥। 


नामसंज्ञ -जह, पृण, त, चेव, णर, शेह, सव्व, अवणिय सत, रेणुबहुल, ठाण, सत्य, वायाम, य 
तहा, तालीतलकयलिवसपिडी, सच्चित्ताचित्त, दव्ब, उवधाय, उवधाय, कृब्बत, त, णाणाविह, करण 





नहीं होता याने नहीं बंधता । 

तात्पयं--ग्रज्ञनमय रागादिके प्रभावसे सम्यग्हृष्टिक बन्ध नही होता । 

टीकार्थे - -जेसे वही पुरुष समस्त तैलादिकके हटा दिय जानेपर स्वभावसे ही बहुत 
रज वाली भूमिपर उन्ही शस्त्रोसे प्रभ्यास करता हुप्ना, उन्हीं अनेक तरहके करणोसे उन्हीं 
सचित्त भ्रच्चित्त वस्तुग्रोको घातता हुप्ना धूलिसे लिप्त नहीं होता, क्योकि इसके बन्धका हंतुभूत 
जिकनाईके लेपका प्रभाव है उसी तरह मम्यस्दृष्टि आत्मा आत्मामें रागादिकको नही करता 
हुआ स्वभावसे ही कर्मयोग्य पुदूगलोंसे भरे उसी लोकमे उसी काय बचन मनकी क्रियाको 
करता हुग्रा उन्हीं अनेक प्रकारके करणोसे उन्ही सचित्त श्रच्ित्त वस्तुप्रोंका घात करता हुम्ना 


डश्८ संमयसार 


लेल नहीं उस नरके, इससे उसके न धूलिबन्ध हुप्रा । 
निशचयसे यह जानो, हुआ न कुछ कायचेष्टासे ॥२४५॥ 
यों यह सम्यग्हष्टी, विविध भोगोंमें बर्तमान हुआ । 
उपयोगमें रागादि, करता न न कर्मसे बंघता ॥२४६॥। 
यथा पुन. स चेव नरः स्नेहे सर्वेस्मिन्नपनीते सति। रेणखुबहुले स्थाने करोति शस्त्रैब्यायाम ॥२४२॥ 
छिनत्ति भिनत्ति च तथा तालीतलकदलीवंशपिडी:। सचित्ताचित्ताना करोति द्रव्याणामुपघात ॥२४३॥। 
उपघात कुर्वतस्तस्य नानाविधे. करण: । निशचयतहिचिन्त्यता किप्रत्ययको न रजोबन्ध ॥२४४॥ 
य. सोउस्नेहभावस्तस्मिन्नरे तेन तस्यारजोबन्ध:। निश्चयतों विज्ञेग न कायचेष्टाभि शेषाभि ॥२४५॥ 
एव सम्यस्दष्टिवर्तमोनो बहुविधेषु योगेषु । अकुव॑न्नुपयोगे रागादीन्‌ न लिप्यते रजसा ॥२४६॥। 
यथा स एवं पुरुष: स्नेहे स्वस्मिन्तपनीते सति तस्थामेव स्वभावत एवं रजोबहुलायां 
भूमो तदेव शस्त्रव्यायामकर्म कुर्बाणस्तैरेवानेकप्रकारकरणंस्तान्येव सचित्ताचित्तवस्तृनि निध्ननु 
रजसा न बध्यते स्नेहाभ्यंगस्थ बंधहेतोरभाबात्‌ | तथा सम्यग्दृष्टिः आ्रात्मनि रागादीनकुर्वाणः 
सन्‌ तस्मिन्नेव स्वभावत एवं कमंयोग्यपुद्गलबहुले लोके तदेव कायवाडःमनःकर्म कुर्वाणः, तैरे- 
'णिच्छयदो, किपच्चयग, ण, रयबन्ध, ज, त, अशेहभाव, त, णर, त, त, अरयबध, णिच्छयदों, विष्ऐेय, 
ण, कायचेट्ठा, सेसा, एवं, सम्मादिट्ठि, वट्ट त, बहुविह, जोग, अकरत, उबओग, रागाइ, ण, रय । धातु- 
संज्ञ--कर करगो, भिद भेदने, कुब्ब करणो, चिन्‍्त चिन्तने, लिप लेपने | प्रातिपदिक -यथा, पुनस्‌, तत्‌, 
चैव, नर, स्नेह, अपनीत, सर्वे, सन्‍्तू, रेखुबहुल, स्थान, शस्त्र, व्यायाम, तथा, तालीतलकदलीवशपिण्डी, 





क्जिकिज--++-_+ 


करमरूप धूलसे नही बँधता । क्योंकि इसके बन्धका कारण रागके योगका ग्रभाव है । भावार्थ- 
सम्यग्दृष्टिके पूर्वोक्त सब सम्बन्ध होनेपर भी श्रज्ञानमय रागका अभाव होनेसे कमंबन्ध नही 
होता । 

ग्रब इसी भ्रथेंका कलश कहते हैं--लोकः कर्म इत्यादि | ब्रथथं---इस कारण कर्मोसे 
भरा हुप्ना लोक हो सो भले हो रहो, मन वचय कायके चलनस्वरूप योग है सो भले ही रहो, 
पूर्वोक्त करण भी भले रहो और पूर्वकथित चेतन अचेतनक्ा घात भो भले हो, परंतु श्रहो, यह 
सम्यग्हृष्टि रागादिकोकों उपयोगभूमिमें नहीं लाता हुआ केवल एक ज्ञानरूप परिणत होता हुआ 
पूर्वोक्त किसी भी कारणसे निश्चयत:ः बन्ध॒को प्राप्त नहीं होता | भावा्ं--लोक, योग, 
करण, चेतन भ्रचेतनका घात--ये बन्धके कारण नही बताये गये है सो यहाँ ऐसा नहीं सम- 
भना कि परजीवको हिंसासे बन्ध नहीं कहा, इसलिये स्वच्छुन्द होकर हिस। करनी । देख- 
भाल कर चलने वाले सम्यम्हृष्टि जीवके चलनेमें प्रबुद्धिपुबंक कभी परजोवका घात भी हो जाता 
है तो भी उससे बन्ध नहीं होता । किन्तु जहांपर बुद्धिपृवंक जीव मारनेके भांव होंगे तो वहाँ 


बन्धाधिकार ४२६ 


वानेकप्रकारक रणे:, तान्‍्येव सचित्ताचित्तवस्तूनि निध्नन्‌ कमेरजसा न बध्यते रागयोगस्य बन्ध- 
हेतो रभावात्‌ ॥ लोकः कर्म ततोउस्तु सो5स्तु च परिस्पन्दात्मकं कर्म ततू, तान्यस्मिन्‌ करणानि 
संतु चिदर्निदृव्यापादान ास्तु तत्‌। रागादीनुपयोगभूमिमनयन्‌ ज्ञानं भवन केवलं, बन्धं नैव 
कुतोप्युपेत्ययमहो सम्यग्हगात्मा प्र बम ॥१६५॥ तथापि न निरगंलं चरितुमिष्यते ज्ञानिनां तदा- 


सचित्ताचित्त, द्रव्य, उपधघात, कुव॑न्तु, तत्‌, नानाविध, करण, निश्चयत', किप्रत्ययक', न, रजोबंध, यत्‌, 
तत्‌, अस्नेहभाव, ततू, नर, ततू, अरजोबन्ध, निश्चयत , विजेय, न, कायचेष्टा शेषा, एवं, सम्यग्हष्टि, 
वर्तमान, बहुविध, योग, अकुवंन्त्‌ु, उपयोग, रागादि, न, रजस्‌ । मूलघातु --डुक॒आ करणे, छिदिर्‌ छेंदने 
ग्रपने उपयोगमे रागादिकका सद्भाव होनेसे बन्ध होगा ही । बन्धसे बचनेके लिये ज्ञान व 
वराग्य चाहिये, फिर लोक, योग ग्रादि कुछ भी हो तो भी बन्ध नहीं होता । ग्रध्यात्मकथनमें 
बुद्धिपूवंक पोरुष, बन्ध आदिका वर्शान होता सो अ्रबुद्धिपूवक होने वाला बन्ध यहाँ विवक्षित 
नही है । 

अ्रब इसी सम्बन्धमे व्यवहारनयको प्रवृत्ति करनेके लिए काव्य कहते है--तथापि 
इत्यादि । भ्र्थ--यज्यपि लोक आदि कारणोंसे बन्ध नहीं कहा ग्रोर रागादिकसे हो बन्ध कहा 
है तथापि ज्ञानियोको स्वच्छन्द प्रवतंना योग्य नहीं, क्योकि निरगगल (स्वच्छन्द) प्रवतंना ही 
वास्तवमे बन्धका स्थान है। ज्ञानियोंके बिना वांछाके काये होता है वह बन्धका कारण नही, 
क्योकि जानाति व करोति ये दोनो क्रियाये क्‍या निश्चयसे विरुद्ध नही है ? विरुद्ध है। 
मावाथें--बाह्य व्यवहार प्रवृत्ति करना बन्धके कारणोंमें स्ंथा प्रतिषिद्ध है। ज्ञानियोंकी जो 
प्रबुद्धिपृवक प्रवृत्ति होतो है वहाँ बन्ध नही कहा । इसलिए ज्ञानियोंकों स्वच्छन्द प्रवर्तंना तो 
कहा ही नही है, निरगल प्रवत्तेना तो बन्धका ही कारण है। जानने और करनेमे परस्पर 
विरोध है । जीव ज्ञाता रहे तब तो बन्ध नहीं, यदि कर्ता बने तो अ्रवश्य बन्ध है । 

अ्रब जानने श्रोर कहनेके परस्पर विरोधको बतानेके लिये काव्य कहते है--जानाति 
इत्यादि । श्रथं“--जों जानता है वह करता नहीं है श्रोर जो करता है वह जानता नही है। 
करना तो निश्चयसे कमेंराग है और रागको श्रज्ञानमय गअध्यवसाय कहते है जो कि मिथ्या- 
दृष्टिके नियमसे होता है, यही भ्रध्यवसाय नियमसे बन्धका कारण है । 

प्रसंगविवरसरप--प्रनन्तरपूर्व ५ गाथावोंमें बन्धका सही कारण बताया गया था । प्रब 
इन ५ गाथावोंमे बन्ध न होनेका कारण बताया गया है । 

तथ्यप्रकाश-- ( १) उपयोगमे रागादिककों न करते हुए ज्ञानीके कर्मयोग्यपुद्गलब्यांप्त 
लोकमें रहनेपर भी कमेंबन्ध नहीं होता । (२) उपयोगमें रागादिकको न करते हुए ज्ञानीके 








३० समयसार 


यतनमेव सा किल निरगेला व्यापृति: । प्रकामकृतकर्म तन्मतमकाररां ज्ञानिनां, द्वयं न हि विरु- 
ध्यते किमु करोति जानाति च ॥१६६।। जानाति यः: स न करोति करोति यस्‍स्तु, जानात्ययं न 
खलु तत्किल कमंराग: । रागं व्वबोधमयमध्यवसायमाहुमिथ्याहश. स नियतं स हि. बन्धहेतुः 
[१६७॥ ॥ २४२ २४६ ।|। 





भिदिर्‌ भेदने, चिति स्मृत्या, लिप उपदेहे। पदक्षिबरण -नोट -इन पाच गाथावोके प्रायः सभी शब्द पूर्व 
की पांच गाथावोंमे है सो उनकी तरह पदविवरण समभ लेवे । 





करते हुए ज्ञानोके अभ्रनेक बाह्यसंग होनेपर भी कर्मबन्ध नहीं होता । (४) उपयोगमें राग।दिक 
को न करते हुए ज्ञानीके सचित्ताबित्त वस्तुका उपधात होनेपर भी कमंबन्ध नहीं होता । 

सिद्धानत--( १) परभावविविक्त शुद्ध ज्ञानमानत्र सहजात्मतत््वकी भावनाका निमित्त 
पाकर कार्माणवर्गणावोमे कर्मत्व नही आता । 

दृष्टि - १- शुद्धभावनापेक्ष शुद्ध द्रव्याथिकनय (२४ब) | 

प्रयोग--कर्मानुभागमें उपयोग न लगाकर सहज बिन्मात्र अन्तस्तत्त्वमें उपयोग 
रखता ।। २४५९-२४६ ।। 

ग्रब मिथ्यादृष्टिके ग्राशयको बताते है--[यः] जो पुरुष [मन्यते] ऐसा मानता है 
कि [हिनस्मि] मैं पर जीवोंकों मारता हूं [च्र]ओर [परेः सत्तवः] परजीवोक द्वारा मैं 
[हिस्ये | मारा जाता हु [सः ] वह पुरुष [म्रृढः] मोही है [ग्रज्ञानी | ग्रज्ञानो है. [तु अतः | 
झग्रौर इससे [विपरोतः | विपरीत आशय वाला यथार्थ मानने वाला [ज्ञानी | ज्ञानी है । 

तात्प्यं--परके द्वारा अन्य परका घात किया जानेकी मान्यता होना निश्चयहृ्टिसे 
मिथ्या भाव है । 

टीकाथथं--पै परजीवोको मारता हूं श्रोर परजीबोंके द्वारा मै मारा जा रहा हू, यह 
झ्राशय निश्चित भ्रज्ञान है ग्रोर जिसके ऐसा भ्रज्ञान है, जिसके ऐसा भ्रध्यवसाय है वह ग्रज्ञानी 
पन होनेके कारण मिथ्याहृष्टि है। और जिसके ऐसा शभ्राशयरूप अज्ञान नहीं है वह ज्ञानोपन 
होनेके कारण सम्यर्हृष्टि है। भावा्थ--निश्चयनयसे कर्ताका स्वरूप यह है कि स्वयंमें ग्रकेला 
जिस भावरूप परिणमे उसको उस भावका कर्ता कहते है, परमार्थसे कोई क्रिसीका मरण नही 
कर सकता, निमित्तत: ग्रायुक्षयते मरण होता । जो पर प्राणीके द्वारा परका मरण मानता 
वह श्रज्ञानी है । निमित्तन॑मित्तिक भावसे कमंघटनाकों कर्ता कहना व्यवहारनयका वचन है, 
भ्राक्नयमात्रसे परप्राणीकों कर्ता कहना उपचारवचन है, उसे उस प्रकार मानना सम्यग्ज्ञान है। 


बन्धाधिकार ४२३१ 


जो मण्णदि हिंसामि य हिंसिज्जामि य परेहिं सत्तेहिं। 
मो मृढो अण्णाणी णाणी एत्तो दु विवरीदो ॥२०७॥ 


में परजोवोंसे घत, जाता परको व घातता हूं मैं । 
यों माने अ्रज्ञानी, इससे बिपरीत है ज्ञानी ॥॥२४७॥। 
यो मन्यते हिनस्मि व हिस्ये च परे सस्‍्वें: । स मुढोछज्ञानी ज्ञान्यतस्तु विपरीत ।॥॥२४७॥ 
परजीवानह हिनस्मि परजीवेहिस्ये चाहमित्यध्यवसायों ध्रूवमज्ञानं स तु यस्यास्ति 
सोउज्ञानित्वान्मिथ्याहृष्टि: । यस्य तु नास्ति स ज्ञानित्वात्सम्यग्टृष्टि: ॥२४७॥। 


नामसंज्ञ ज, पर, सत्त, त, मूढ, अण्णाणि, णाणि, एत्तो, दु विवरीद । धातुसंज्ञ - मन अवबोधने 
हिस हिसाया । प्रातिपदिक - यत्‌, च, पर, सत्त्व, ततू, मूढ, अज्ञानिनू, ज्ञानिनु, अत , तु, विपरीत । मूल- 
धातु- मन ज्ञाने, हिसि हिसाया रुधादि । पदक्षिवरण-- जो य -प्रथमा एकवचन । मण्णदि मन्यते-वर्तमान 
लट अन्य पुरुष एकबचन । हिसामि हिनस्मि-वर्तेमान लटू अन्य पुरुष एक० । य च-अव्यय । हिसिज्जामि 
हिस्ये-बरतमान लट अन्य पुरुष एक० कमंवाच्य क्रिया । परेहि पर , सत्तेहि स्तर -तृतीया बहु० । सो स - 
प्र०ए०। मूढों मुढ -प्र० ए० । अण्णाणी अज्ञानी-प्रथमा एक०। णाणी ज्ञानी-प्र« एक० | एसो अत - 
अव्यय । दु तु-अव्यय । विवरीदों विपरीत--प्रथमा एकबचन || २४७ ॥। 


प्रसंगविवरण--अ्रनन्तरपुृवंकी पहिली ५ व बादकी ५ गाथावोसे यह स्वष्ट कर दिया 
गया था कि उपयोगमे रागादि करनेस अ्र्थात्‌ ग्रज्ञानमय ग्रध्यवसाय करनेसे बन्ध होता है । 
प्रब इस गाधामें उसी अज्ञानमय श्रध्यवसायके उदाहरणमे बताया गया है कि हिसाका अध्यव- 
सान आज्ञानमय भाव है। 

तथ्यप्रकाश-- (१) मै दूसरे जोबकों घातता हु, ऐसा ग्रध्यवप्ताय निश्चित ग्रज्ञान 
है । (२) मै दूसरे जीवोंके द्वारा घाता जाता हू, ऐसा श्रध्यवसाय भो निश्चित भ्रज्ञान है । 
(३) सम्यग्दृशिके अ्रज्ञानभाब नही होता । 

सिद्धान्त-- (१) कर्मबन्धका निर्ित्त कारण जीवका अ्ध्यवसाय है । (२) जीव 
प्रज्ञानसे अपनेमे भ्रपने कष्टके लिये ग्रपनी प्रज्ञानपरिणतिसे मिथ्या ग्रध्यवसाय करता रहता है । 

हेष्टि--१- उपाधिसापेक्ष भ्रशुद्ध द्रव्याधिकनय व निमित्तदृष्टि (२४, ५४३ग्र) । २- 
प्रशुद्धनिश्वयनय (४७) । 

प्रयोग--बन्धके कारणाभूत अपने प्रज्ञानमय ग्रध्यवसायको भेदविज्ञानस दर करना 
झोर ज्ञानमात्र अपने स्वरूपमे उपयोगकों लगाना ॥ २४७ || 

प्रश्न-- यह अध्यवसान क्यों भप्रज्ञान है ? उत्तर-- [जीवानां] जीवोंका [मरणं ] 
मरण [ भ्रायु:क्षयेण ] भ्रायुकमंके क्षयसे होता है ऐसा [जिनवरः | जिनेश्वर देवोंने [ प्रज्ञप्तं] 





४३२ समयसारे . : 
कथमयमध्यवसायोएज्नानं ? इति चेतृ-- 


आउक्खगेण मरणं जीवाणं जिणवरेहिं पण्णत्तं । 
आएं ण॒ हरेसि तुम॑ं कह ते मरणं कय॑ तेसि ॥२०८॥ 
आउक्खयेण मरणं जीवाणां जिणवरेहिं गा । 
आएं न हरंति तुहं कह ते मरणं कय॑ तेहिं ॥२४६॥ 
आयुविलयसे मरना, जीवोंका हो जिनेश यह कहते । 
श्रायु नहीं तुम हरते, फिर कैसे घात कर सकते ॥॥२४८॥ 
आयुविलयसे मरना, जीवोंका हो जिनेश यह कहते । 
आयु हरी जातो नहिं, किमि उनसे घात हो सकता ॥२४६॥ 


आयु क्षयेण मरण जीवानां जिनवर: प्रज्ञप्त। आयुने हरसि त्व कथ त्वया मरण कृत तेषा ।। २४८ ॥ 
आयु क्षयेण मरण जीवानां जिनवर्र: प्रज्ञप्त॥ आयुर्ने हरंति तव कथ ते मरण कृत ते ॥ २४९ 


मररणां हि तावज्जीवानां स्वायुःकर्मक्षयेणॉव तदभावे तस्य भावयितुमशक्यत्वात्‌ स्वायु 








नामसंज्ञ- -आउक्खय, मरण, जीव, जिणवर, पण्णत्त, आउ, ण, तुम्ह, कह, तुम्ह, मरण, कय, त+ 
आउक्खय, मरण, जीव, जिणवर, पण्णत्त, आउ, ण, तुम्ह, कह, तुम्ह, मरण, कय, त। धातुसंज्ञ--हर 
हरगो । प्रातिपदिक - आयुक्षय, मरण, जीव, जिनवर, प्रज्नप्त, आयुष्‌, न, युष्मद्‌ू, कथ, युप्मद्‌, मरण, कृत 
कहा है सो यह मानना कि मैं परजीवको मारता हूं यह श्रज्ञान है, क्योंकि तिषां] उन पर 
जीवोके [आयुः] आ्रायुकमंकी [त्वं न हरसि] तू नहीं हरता [त्वया] तो तूने [मरणां] उनका 
मरण [कर्थ कृतं] कैसे किया ? तथा [जीवानां] जीवोंका [मरणं]| मरण [ भायुःक्षयेण | 
ग्रायुकर्मके क्षयसे होता है ऐसा [जिनवरीेः ] जिनेश्वर देवोंने [ प्रज्ञप्त ) कहा है सो मै परजीबो 
से मारा जाता हूं यह मानना भ्रज्ञान है, क्योंकि परजीव [तब] तेरे [आयुः| आायुकर्मको [न 
हरंति] नही हरते, इसलिये [तैः] उनके द्वारा [ते मरणं| तेरा मरण [कर्थ कृतं | कंसे 
किया गया ? 
तात्पयं--किसोके द्वारा किसी भ्रन्यका मरण मानना प्ज्ञान है, क्योकि मरण तो 
ग्रपनी-अपनी श्रायुके क्षयसे ही होता है । 
टोकार्थ--निश्चयसे जीवोंका मरण श्रपने प्रायुकमंके क्षयसे ही होता है, क्योकि आयु- 
कर्मक्षयका प्रभाव होनेपर मरणका हुवाना ग्रशकय है। ओर प्रन्यका ग्रायुकर्म भ्रन्यके द्वारा 
हरा जाना शक्य नहीं है, क्योकि श्रायुकम तो श्रपने उपभोगसे ही क्षयको प्राप्त होता है । इस 
कारण कोई श्रन्य किसी अन्यका मरण किसी प्रकार भी नहीं कर सकता । प्रत: मै परजीव 


बन्धाधिकार डरे 


कर्म व नान्येनान्यस्य हतु' शक्यं तस्य स्वोपभोगेनैव क्षीयमाणत्वात्‌ । ततो न कर्थंचनापि, 
प्रन्योध्न्यस्य मरणं कुर्यात्‌ । ततो हिनस्मि हिस्ये चेत्यध्यवसायों ध्रूवर्मज्ञानं ॥२४८-२४६॥। 





तत्‌, आयु, क्षय, मरण, जीव, जिनवर, प्रज्ञप्त, आयुष्‌, न, युष्मद, कथ, युष्मद्‌ू, मरण, कृत, तत्‌। सूल- 
धातु-हअ हरणे भ्वादि। पदविवरण--आउक्खयेण आयुःक्षयेन-तृतीया एक० | मरणं-प्रथमा एक०। 
जीवाण जीवानां-षष्ठी बहु० । जिणवरेंहि जिनवरै.--तृतीया बहु०। पण्णत्त प्रज्ञप्त-प्रथमा एक०। आएं 
आयु:-द्वि० ए० । ण न-अव्यय । हरेसि हरसि-वर्तमान लट्‌ मध्यम पुरुष एक० । तुम त्वं-प्रथमा एक० । 
कह कथं-अव्यय । ते त्वया-तृ० ए० । मरणं-प्र० ए० । कय कृतं-प्र० ए० । तेसि तेषां-षष्ठी बहु० । आउ- 
क्खयेण आयु:क्षयेन-तृ० ए० । मरणं-प्रथमा एक० । जीवाणं जीवानां-षप्टी बहु०। जिणवरेहि जिनवरे.- 
तृ० बहु० । पण्णत्तं प्रज्ञप्त-प्र० ए० । आउ आयु'-द्वि० एक० । ण न-अव्यय । हरति-वर्तमान लट्‌ अन्य 
पुरुष बहुवचन क्रिया । तुहँ तब-षपष्ठी एक० | मरणं-प्र० ए० । कय कृत॑ं-प्रथमा एकवचन कृदत क्रिया । 
तेहि ते -तृतीया बहुबचन ॥| २४८-२४६ ॥। 





को मारता हूँ तथा परजीवके द्वारा मैं मारा जाता हूं ऐसा प्रध्यवसाय याने अ्रभिशप्राय करना 
निश्चयसे श्रज्ञान है। भावार्थ--जैसी मान्यता हो, उस रूप कार्य न हो, बात न हो बही 
प्रज्ञान है। न तो परके द्वारा अपना मरण होता और न श्रपने द्वारा परका मरण होता, फिर 
भो कोई प्राणी किसीके द्वारा किसी अन्यका मरण मानता है यही ग्रज्ञान है । यह कथन 
निश्चयसे है । पर्यायका व्यय होनेको मरण कहते हैं, वहाँ ग्रायक्षयके निभित्तसे मरण कहना 
व्यवहारनयसे है । श्रौर परजीवोंमें इसने इसको मारा, यह कहना उपचारसे है। यहाँ स्वच्छ॑- 
दता नही सममना, किन्तु जो निश्वयकों नहीं जानते उनका श्रज्ञान मेटनेको यह विवरण) 
दिया है ताकि जानें कि हिसाका भाव करना व्यर्थ है, भ्रनर्थ है 

प्रसंगविवरण--प्रनन्तरपू्व॑ गाथामें बताया गया था कि हिसाविषयक प्रध्यवसान 
ग्रज्ञानमय भाव है | भ्रब इन दो गाधावोंमें बताया है कि यह श्रध्यवसाय श्रज्ञानरूप क्‍यों है ? 

तथ्यप्रकाश-- (१) मरण प्रपने श्रायुकमंके क्षयसे होता है। (२) आयुकमंका क्षय 
हुए बिना मरण नहीं हो सकता । (३) किसीके श्रायुकमंका हरण किसी अ्न्यके द्वारा नहीं 
हो सकता । (४) प्रायुक्र्मं तो अपने उपभोगसे हो क्षोण होता है । (५) अन्य जीवके द्वारा 
प्रन्यक्रा मरण किया जाना अ्रशक्य है । (६) उक्त कारणोंसे यह प्रसिद्ध है कि मैं परजीवोंको 
मारता हूं व परजीवोके द्वारा मैं मारा जांता हूं यह श्रभिपश्राय होना निश्चित भ्रज्ञान है । 

सिद्धान्त--( १) झ्रायुकमंके क्षयके निमित्तसे देहत्यायहूप मरण होता है। (३) अरध्य- 
वसाय जीवका जीवमें स्वयंके झ्ज्ञानभावसे होता है । 

हृष्टि-- १- निमित्तदष्टि (५३श्न) । २- अशुद्धनिश्वयनय (४७) | 


४३४ समयसार 
जोवनाध्यवसायस्य तद्ठिपक्षस्य का वार्ता ? इति चेतृ--- 


जो मण्णदि जीवेमि य जीविज्जामि य परेहिं मत्तेहिं । 


सो मूढो अण्णाणी णाणी एत्तो दु विवरीदों ॥२५४०॥ 
परसे में हुं जीवित, परजीयोंकों भि मै जिलाता हूं । 
यों माने अज्ञानो, इससे विपरीत है ज्ञानी ॥९५०।॥। 
यो मन्‍्यते जीवयामि च जीव्ये चापरेः सत्त्वे । से मूढोउ्ञ्ञानी ज्ञान्यतस्तु विपरीत ॥ २५०॥ 
परजीवानहं जीवयामि परजीवरर्जीब्ये चाहमित्यध्यवसायों श्र वमज्ञान स तु यस्यास्ति 
नामसंज्ञ--ज, य, पर. सत्त, त, मूढ, अष्णाणि, णाणि, एत्तो, दु, विवरीद । धातुसज्ञ मन्नत अवबो- 
घने, जीव प्राणघारणो । प्रातिपदिक--यत्‌, च, पर, सत्त्व, ततू, मूढ, अज्ञानिन्‌. ज्ञानिनु, अत , तु, विप- 








प्रयोग--किसी जीवके हिसाविषयक अध्यवसायसे किसी अन्यका मरणा नही होता, - 
ऐसा जानकर परको मारता हूं या परके द्वारा मैं मारा जाता हू । इस मिथ्या अध्यवमायको 
छोड़ना ॥॥ २४८०२४६ ॥ 

प्रएन--मरणका अध्यवसाय प्रज्ञान है यह तो जान लिया, परन्तु उस मरगणाका प्रति- 
पक्षी जो जीनेका भ्रध्यवसाय है उसकी क्‍या बात है ? उत्तर--[य: | जो जीव [मन्यते] यह 
मानता है कि [ जीवयामि |] मैं परजीवोंको जिलाता हूं [च] ओर [परं: सत्त्वं: च]| झोर 
परजीबोके द्वारा [जीव्ये] मै जीवित किया जा रहा हूं [स म्ढः| वह मूठ है [अज्ञानी | 
ग्रज्ञानी है [तु] परन्तु [अश्रतः] जो इससे [विपरोत: | विपरीत है [ज्ञानी] वह ज्ञानी है याने 
जो किसीके द्वारा किसी ग्रन्यका जोवन नही मानता वह ज्ञानी है । 

तात्पयें--किसी अन्यके द्वारा किसी अश्यक्ा जीवन मानना भी श्रज्ञान है, वयोकि 
जीवन अपने-अपने श्रायुकरंके उदयसे हो होता है । 

टीकार्थ--परजीवोंको मैं जिलाता हु और परजोवोके द्वारा मैं जीवित रहता हू ऐसा 
प्राशय निश्चयसे अज्ञान है जिसके यह ग्राशय हो वह जीव अज्ञानीपनके कारण मिथ्यारष्टि है 
धौर जिसके ऐसा अध्यवसाय नही है वह ज्ञानीपतके कारण सम्यग्हष्टि है। भावार्थ - ऐसा 
मानना कि मुझे पर जीव जिलाते हैं और मैं परजीवको जिलाता हूं, यह भ्रज्ञान है । जिसके 
प्रज्ञान है बह मिथ्यादृष्टि है, जिसके वस्तुस्वातन्त्य व यथार्थ निमित्तनैमित्तिक भावका ज्ञान है 
वह ज्ञानी सम्यरदृष्टि है । 

प्रसंगविवरशा--श्रनन्तरपूर्व गाथाद्यमें हिसाविषयक अभ्रध्यवसायको अज्ञनपना सिद्ध 
किया था। भब इस गाथामे हिसाध्यबसायके विषयभूत जीबनाध्यवसायका श्रज्ञानपना बताया 


बन्धाधिकार ४३४५ 
सोउज्ञानित्वान्मिथ्याहृष्टि: । यस्य तु नास्ति स ज्ञानित्वात्‌ सम्यग्दृष्टि: ॥ २५४० ॥ 


रीत । मुलधातु- मन ज्ञान विवादि, जीव प्राणघारणे भ्वादि | पदविवरण--जों य.-प्रथमा एकवचन। 
मण्णदि मन्यते-वर्तमान लटू अन्य पुरुष एक० क्रिया | जीवेमि जीवयामि-वर्तमान लट्‌ उत्तम पुरुष एक० 
णिजत क्रिया । जीविज्जामि जीव्ये-वर्तमान लट्‌ उत्तम पुरुष एक० कर्मवाच्य क्रिया । य च-अव्यय । परेहि 
पर -तृतीया बहु० । सत्तेहि सत्त्वे -तृ० बहु० । सो स -प्रथमा एक० । मूढी मृढ -प्रथमा एक० | अष्णाणी 
अज्ञानी-प्रथमा एक ० । णाणी ज्ञानी-प्रथमा एक० । एत्तो अत -अव्यय । दु तु-अव्यय । विवरीदों विप- 
रीत -प्रथमा एकवचन || २५० ॥। 








..... _ -- «»-००७>०-+-+---....त.---०-+-++ “७------+--++« व्ि>: जन नतकनतीत।न +7जबलनचननन तनिनओन न +5 


तथ्यप्रकाश--(१) श्रन्य जीवोको मै जिलाता हू यह अ्रध्यवसाय श्रज्ञान है। (२) 
ग्रन्य जीवोके द्वारा मैं जिलाया जा रहा हू यह अध्यवसाय भी अ्रज्ञान है | (३) जिसके मिथ्या 
ग्रध्यवसाय है वह मिथ्याहृष्टि है। (४) जिसके भिथ्या अध्यवसाय नही है वह सम्यग्हष्टि 
है । (५) ज्ञानी जीव तो जीवनमरणविषयक शअज्ञान व रागद्वेंप न रखकर सहजशुद्धात्मत्वकी 
भावनासे उत्पन्न परम आननन्‍्दके स्वादमे रत्त रहता है । 

सिद्धान्त-- (१) जीवनाध्यवसाय भी कमंबन्धका निमित्त कारण है । 

दृष्टि - १- निमित्तत्वदृष्टि (५३प्र) । 

प्रयोग--बन्धके कारणभूत इस श्रज्ञाममय जीवनाध्यवसायकों भो छोड़कर निज 

हज शुद्धात्मत्वकी भावनामे उपयोग लगाना ॥ २५० ॥। 

प्रश्न--यह जिलानेका श्रध्यवसाय श्रज्ञान क्यो है ? उत्तर --[जीबः] जीव [आयु- 
रुदपेन| आयुकमंके उदयसे [जीबति] जीता है [एवं [| ऐसा [सिर्वज्ञा:] सर्वज्ञदेव [भरणंति | 
कहले है, परन्तु [स्व] तू [आयुः च | परजीवको आयुकर्म [न ददासि | नहीं देता तो [त्वया] 
तुने | तेषां] उन परजीवोको [जीवितं| जीवित [कर्थ कृत] कंसे किया ? [च] और [जीवः | 
जीव [श्रायुरुदयेन | श्रायुकर्मके उदयसे [जोबति] जीता है [एवं] ऐसा [सर्वज्ञा:] स्वज्ञदेव 
[भरांति] कहते है सो है भाई परजीव [तब श्रायु:| तुमे आ्रायुकर्म [न ददति] नही देंते [नु] 
तो [तेः] उनके द्वारा [तब जोबितं] तेरा जोवन [कर्थं कृतं | कंस किया गया ? 

तात्पर्य--प्रायुकमंके उदयसे ही जीवन होता है, अ्रतः किसी परके द्वारा ब्रन्य परका 
जीवन मानना श्ज्ञान है। 

टीकार्थ--निश्चयत: जोवोका जीवित रहना प्रपने ग्रायुकर्के उदयसे हो है, बयोकि 
यदि आयुके उदयका अभाव हो तो उसका जोबित होना भ्रशक्‍्य है । तथा श्रपना आयुकर्म 
किसी दूसरेके द्वारा किसी दूसरेको नहीं दिया जा सकता, क्योकि उस आायुकमंफा अपने परि- 


४२६ समयसार 
कथमयमध्यवसायोध्ञञानमिति चेतु ?-- 
आऊदयेण जीवदि जीवो एवं भणंति सब्बण्हू । 
आउं च ण॒ देसि तुम॑ कहं तए जीवियं कयं तेसि ॥२५१॥ 
आऊदयेण जीवदि जीवो एवं भणंति सब्बरहू । 
आउं च ण्‌ दिंति तुहं कहं गु ते जीवियं कय॑ तेहिं ॥२५२॥ ( युग्मम्‌ ) 
झायु उदयसे जीना, जीबोंका हो जिनेश यह कहते । 
आयु नहीं तुम देते, कंसे जीवित भि कर सकते ॥२५१॥ 
धायु उदयसे जीना, जीबोंका हो जिनेश यह कहते । 
आयु न दी जा सकती, फिर उनसे जीवना कसे ॥२५२॥ 
आयुरुदयेन जीवति जीव एवं भणंति सर्वेज्ञा:। आयुश्च न ददासि त्वं कथं त्वया जीवितं कृत तेषां ॥२५१॥ 
आयुरुदयेंन जीवति जीव एव भणति सर्वज्ञा' | आयुश्च न ददति तुभ्य कथ नु ते जीबित कृत ते: ॥२५२॥ 
जीवितं हि तावज्जीवानां स्वायःकर्मोदयेनेव, तदभावे तस्य भावयितुमशक्यत्वात्‌ । 
प्राय:कर्म व नाम्येनान्‍्यस्थ दातुं शकक्‍यं तस्य स्वपरिणामेनैव उपाज्यंमाणत्वात्‌ । ततो न कर्थ॑- 
नामसंज्ञ--आऊदय, जीव, एव, सव्वण्ठु, आउ, च, ण, तुम्ह, कह, तुम्ह, जीविय, कय, त, आऊदय, 
जीव, एवं, सब्वण्ठु, आउ, च, ण, तुम्ह, जीविय, कय, त । धातुसंज्ञ-जीव प्राणधारणं, भण कथने, दा 


दाने । प्रातिषदिक--आयुरुदय, जीव, एव, सर्वज्ञ, आयुष, च, ण, युप्मद्‌ू, कथ्थं, यूप्मदू, जीवित, कृत, तत्‌ 
भायुरुदय, जीव, एवं, सर्वज्ञ, आयुष्‌, कथं, कथ, तु, युष्मद्‌, जीवित, कृत, [तत्‌ । मुलधातु-- जीव प्राण- 
णामोसे ही उपजना होता है इस कारण दूसरा दूसरेका जीवन किसी तरह भो नहीं कर 
सकता । श्रतः मैं परको जिलाता हूं तथा परके द्वारा मै जिलाया जाता हूं ऐसा अध्यवसाय 
निश्चयसे भ्रज्ञान है। भावार्थ--ज॑से मरणका अध्यवसाथ ग्रज्ञान है ऐसे ही जोबनका अध्य- 
वसाय भी अज्ञान है । 

प्रसंगविवरण--श्रनन्तरपूर्व गाथामें बताया गया था कि हिसाध्यवसायका विपक्षभूत 
जीवनाध्यवसाय भी श्रज्ञान है । अश्रब इन दो गाथाग्रोंमें बताया गया है कि जीवनाध्यवसाय 
झजशानभाव कंसे है? 

तथ्यप्रकाश-- (१) जीवन श्रपने श्रायुकर्मके उदयसे होता है। (२) श्रायुकमंका क्षय 
हुए बिना जीवन नही हो सकता । (३) किसीको श्रायुकर्मका देना श्रन्य जीवके द्वारा नहीं 
हो सकता । (४) प्रायुकर्मं तो अपने परिणामसे ही श्रजित होता है । (५) श्रन्य जीवके द्वारा 
झन्यका जीवन किया जाना भ्रशक्य है । (६) उक्त कारणोंसे यह सिद्ध है कि मैं परजीवोंको 











बन्धाधिकार ४३७ 


चनापि प्रन्योध्न्यस्य जीवितं कुर्यात्‌ । श्रतो जीवयामि जीव्ये चेत्यध्यवसायो भर वमज्ञानं 
॥ २५१-२५२ ॥ 


के ८ 7 अल "के 


धारणे, भण शब्दार्थ., डुदाज्‌ दाने | पदविवरण--आऊदयेण आयुरुदयेन-तृतीया एक० । जीवदि जीवति- 

वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन । जीवों जीव:-प्रथमा एकवचन । एव-अव्यय । भणंति-वर्तमान लद्‌ 

अन्य पुरुष बहु० । सबव्वष्हू सर्वज्ञा:-प्रथमा बहु५। आउ आयु:-द्वितीया एक० । देसि ददासि-वर्तेमान लट्‌ 

मध्यम पुरुष एकवचन क्रिया । तुम त्व-प्र० ए० | दिति ददति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष बहु० । तुहं तुभ्य॑- 
चतुर्थी एकवचन । ते-षष्ठी एकवचन ॥ २५१-२५२ ॥ 


हम हूं या परजीवोके द्वारा मैं जिलाया जाता हूं यह अध्यवसाय होना निश्चित अज्ञान 
। 

सिद्धान्त-- ( १) आयुकर्मके उदयके निम्मित्तसे देहसंयोग होता है। (२) जीवनाध्यव 
सायविषयक ग्रज्ञानभाव जीवका जीवमे स्वयंके परिणामसे होता है । 

हेष्टि--१- निमित्तदृष्टि (५३झ्म) । २- श्रशुद्धनिश्चययनय (४७) । 

प्रयोग --किसी जीवके जीवनविषयक कतु त्वाध्यवसायसे किसी भनयका जीवन नहीं 
होता ऐसा जानकर जीवनकतृ त्वाध्ययसायको छोड़कर सहजशुद्धात्मत्वको भावनामें रत होने 
का पौरुष करना ॥ २५१-२५२ ॥ 

दुःख-सुख करनेके अध्यवसायकी भी यहो गति है--[यः] जो जीव [इति मन्यते तु| 
ऐसा मानता है कि मैं [आत्मना] अपने द्वारा [सत्तवान्‌] परजीवोंको [दुःखितसुखितान] 
दुःखी सुखी [करोमि | करता हूं [स मृढ़ः] वह मूढ याने मोही है, [ अज्ञानी ] भज्ञानी है [तु] 
किन्तु जो [अतः | इससे [विपरीतः ] विपरीत है वह [ज्ञानी] जानी है । 

तात्पर्य --कोई भी जीव अपने भाव करनेके सिवाय श्रन्य कुछ नहीं कर सकता, कितु 
मोही जीव भ्रज्ञानसे ऐसी मान्यता करता है कि मैं भ्रमुक जीवको सुखी या दुःखो करता हूं । 

टीका्थ--परजीवोंको मैं दुःखो और सुखी करता हूं तथा परजीब मुझे सुखी व दुःखो 
करते है ऐसा अ्ध्यवसाय निश्चयसे श्रज्ञान है और जिसके ऐसा भ्रज्ञान है यह श्रज्ञानीपनके 
कारण मिथ्याहृष्टि है तथा जिसके यह अज्ञान नहीं है वह ज्ञानीपनके कारणा सम्यग्दृष्टि है । 
मावाथे-- मै परजोवको सुखी-दु:ःखी करता हूं, यह मानना श्रज्ञान है। जिसके यह मान्यता है. 
वह भ्रज्ञानी है तथा जिसके यह विपरीत मान्यता नही है वह ज्ञानी है, सम्यग्दृष्टि है । 

प्रसंगविवरसण---अनन्तरपूर्व गाथाह्यमें यह बताया गया था कि जीवनाध्यवसाय 
प्रशानभाव कैसे है ? ग्रब इस गाथामें बताया गया है कि दुःख सुख करनेके अ्रध्यवसायकी भी 
यही हालत है याने यह अध्यवसाय भी श्रज्ञान है। 


डबे८ समयसार 
दुःखसुखकररसाध्यवसायस्यापि एपंब गति:-- 
जो अपणा दु मण्ण॒दि दुःखिदसुहिदे करेमि सत्तेति । 
सो मूढो अण्णाणी णाणी एत्तो दु विवरीदो ॥२५३॥ 
जो स्वयं इतर जीबों-को करता है सुखी दुखी माने । 
वह मोहो अज्ञानी, इससे विपरोत है ज्ञानी ॥२५३॥ 
य आत्मना तु मन्यते दु खितसुखितान्‌ करोमि सत्त्वानिति | स मूढो5ज्ञानी ज्ञान्यतस्तु विपरीत: (॥२५३॥ 
परजीवानहं दुःखितान्‌ सुखितांश्व करोमि, परजीवैर्द खितः सुखितश्च क्रियेहं, इत्य- 
ध्यवसायो ध्र्‌ वमज्ञानं । स तु यस्यास्ति सोउज्ञानित्वान्मिथ्याहृष्टि: । यरय तु नास्ति स ज्ञानि- 
त्वात्‌ सम्यग्हृष्टि: ॥ २५३ ॥। 


&23७७५५५-०३+०५५--००-०००----+ ++ न्‍जन्‍ान- «+ 


नामसंज्ञ- ज, अप्प, दु, दु.खिदसुहिद, मत्त, इक्ति, त, मुढ, अष्णाणि, णाणि, एत्तो, दु, विवरीद । 
घातुसंज्ञ-मन्न अवबोधने, कर करणे । प्रातिपदिक - यत्‌ आत्मन्‌, तु, दु खित सुखित, सत्त्व, इति, ते 
मूढ, अज्ञानिन्‌, ज्ञानिनु, अत , तु, विपरीत । मूलधातु- मन ज्ञाने, डुकृत्र्‌ करणे | पदविवरण--जों य - 
प्रथमा एकवचन । अप्पणा आत्मना-तृतीया एक० । दु तु-अव्यय । मण्णदि मन्यते-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष 
एक० । दु'खिदस्‌ हिंदे दु.खितसु खिते-द्वि० बहु० । करेमि करोमि-बर्तमान लट उत्तम पुरुष एक७ क्रिया । 
सत्ते सत््वानू-द्वि० बहु० । इति-अब्यय । सो स-प्र० ए० । मढ़ों मढ:-प्र० एक०। अण्णाणी अज्ञानी-प्र० 
ए० । णाणी ज्ञानी-प्रथमा एक० । एत्तो अत -पचम्यर्थे अब्यय । दू तु-अव्यय । विवरीयों विपरीन -प्रथमा 
एकवचन |। २५३ ॥ 


नल 3 +-3--९-०००-०+-*०>+ 78 02 तप कि, 


तथ्यप्रकाश--( १) परजीवोंकों मै दुःखी करता हू, यह अध्यवसाय पग्रज्ञान है । (२ ) 
परजीवोंको मैं सुखी करता हूं, यह अध्यवसाय भज्ञान है। (३) परजीवोक़े द्वारा मैं दुखी 
किया जाता हूं, यह अध्यवसाय ग्ज्ञान है। (४) परजीवाके द्वारा मैं सुखी किया जाता हू 
यह भ्रध्यवसाय अज्ञान है । (५) जिसके दुःखकतुंत्वाध्यवसाय है वह श्रज्ञानीपनेके कारणा 
मिथ्यादृष्टि है। (६) जिसके सुखकतु त्वाध्यवसाय है वह अज्ञानीपनेकें कारण मिथ्यारृष्टि है । 
(७) जिसके दुःखकतृ त्वाध्यवसाय नही है वह ज्ञानीपनेके कारण सम्यग्दृष्ट है । (८) जिसके 
सुख कतृ त्वाध्यवसाय नहीं है वह ज्ञानीपनेके कारण सम्पस्टृष्टि है । 

सिद्धान्त-- (१) दुःखसुखकरणाध्यवसाय भी कर्मबन्धका निमित्त कारण 

दृष्टि - १- निमित्तत्वदृष्टि (५३गश्न)। 

प्रयोग--बन्धके कारणाभूत इस दुःखसुखकरणाध्यवसायको भी छोड़कर निज सहज 
डद्धात्मस्वरूपमे उपयोग लगाना ॥॥ २५३ ॥ 


प्रश्न - दु:ख सुख देंते हुए ग्रध्यवसाथ श्रज्ञान कैसे है ? उत्तर-- [यदि] यदि [ सर्वे 


बन्धाधिकार ड्३े६ 
कथमयमध्यवसायोइ्ञानभिति चेत्‌--- ह 
कम्मोदण्ण जीवा दुक्खिदसुहिदा हवंति जदि सब्बे । 
कम्म॑ च ण्‌ देसि तुम॑ दुक्खिदसुहिदा कहं कया ते ॥२४४॥ 
कम्मोदण्ण जीवा दुक्खिदसहिदा हवंदि जदि सब्बे । 
कम्मं च॒ ण्‌ दिति तुहं कदोसि कह दुक्खिदों तेहि ॥२४४॥ 
कम्मोदण्ण्‌ जीवा दुक्खिदस हिंदा हवंति जदि सब्बे । 


कम्मं च ण्‌ दिति तुहं कह त॑ सुहिदों कदों तेहिं ॥२५६॥ 
कर्म उदयसे प्राणी, स्वयं हि होते सुखी दुखो उनको । 
कर्म न दे सकते तुम, सुखी दुःखो फिर किये कैसे ॥२५४॥ 
कर्म उदयसे प्राणी, स्वयं हि होते सुखी दुखी तुमको । 
कर्म दिया नहिं जाता, उनसे फिर दुख मिले कैसे ॥॥२५४५॥ 
कर्म उदयसे प्राणी, स्वयं हि होते सुखो दुखी तुमको । 
कर्म दिया नहिं जाता, उनसे फिर सुख मिले कंसे ॥२५६॥ 
कर्मोदयेन जीवा दू खितसुखिता भवति यदि सर्वे। कर्म च न ददासि त्व दु खितसुखिता: कर्थ' क्ृतास्ते:। 
कमदियेन जीवा दु खितसुखिता भवति यदि सर्वे। कर्म च न ददति तव कृतोसि कथ दुःखितस्ते: । 
कर्मोदयरेन जीवा दू खितसखिता भवति यदि सर्वे। कर्म चने ददति तव कथ त्व सखित' कृतस्तैः । 
सुखदु.खे हि तावज्जीवानां स्वकर्मोदयेनैव तदभावे तयोभवितुमशक्यत्वात्‌ । स्वकर्म जे 
नान्येनान्यस्य दात शक्य तस्थ सर्वपरिणामेनेबोपाज्यंमाणत्वात्‌ । ततो न कथंचनाएि प्रन्योन्य- 


. नामसंज्ञ- कम्मोदय, जीव, दुक्खिदसुहिद, जदि, सव्ब, कम्म, च, ण, तुम्ह, दुक्खिदसुहिद, कह, 
कय, ते, कम्मोदय, जीव, दुक्खिदसु हिंद, जदि, सव्व, कम्म, च, ण, तुम्ह, कद, कह, दुक्खिद, त, कम्मोदय, 
जीवा:] सब जीव [कर्मोदयेन| अपने कर्मोदयसे [द्ुःखितसुखिताः | दुःखी सुखी [भवंति] 
होते है [च] झौर [त्वं] तु उन जीवोंको [कर्म] कम [न ददासि] देता नही तो तुम्हारे 
द्वारा [ते] वे [ढःखतसुखिता:| दुःखी सुखी [कर्थ कृताः] कैसे किये गये ? तथा [यदि] 
यदि [सर्वे जीबा:] सब जीव [ कर्मोदयेत | भझ्पने कर्मोदयसे [दुःखितसुखिताः] दुःखी सुखी 
[भवंति | होते है [च| और वे जीव [तब] तुमको [कर्म] कर्म तो [न ददति | देते वहीं 
[तैः] तो उनके द्वारा [दुःखितः कर्थ] तू दुः्ली कैसे [क्ृतोसि] किया गया ? [श्र] तथा 
[यदि] यदि [सर्वे जोबाः] सभी जीब [कर्मोदयेन] भ्रपने कर्मोदयसे [दुःखितसुखिताः | दुःखी 


ड ४० समयसार 
स्य सुखदु:खे कुर्यात्‌ । भ्रतः सुखितदुःखितश्च क्रिये चेत्यध्यवसायो ध्र,वमज्ञानं । सव॑ सदैव 
नियतं भवति स्वकीयकर्मोदयान्मरणजीवितदुःखसौरूयं । भ्रज्ञानमेतदिह यत्तु परः परस्य कुर्यात्‌ 


जीव, दुक्खिदसुहिद, जदि, सव्व, कम्म, च, ण, तुम्हं, कह, तुम्ह, सुहिद, कद, त। धातुसंश्--हव सत्तायां, 
दा दाने, अस सत्तायां । प्रातिपदिक--कर्मोदय, जीव, दु.खितसखित, यदि, सर्व, कमनु, युष्मद्‌, कर्थ, कृत, 





सुखी [भरबंति] होते है [च] भौर वे [तब] तुमको [कर्म] कर्म [न ददति] दे नहीं 
सकते तो [तैः] उनके द्वारा [त्वं सुखितः] तू सुखी [कर्थ कृतः] कैसे किया गया ? 

तात्पर्यं--साता श्रसाता प्रकृतिकर्मोदयसे ही जीव सुखी दुःखी होते हैं तो किसीने 
किसी दूसरेकों सुखी दुःखी किया यह मानना शभज्ञान है । 

टोकार्थ--सुख-दुःख तो जीवोंको अपने कर्मोदयसे हो होते है, क्रयोंकि कर्मोदयका 
प्रभाव होनेपर उन सुख-दुःखोंके होनेको प्रशक्यता है। और भ्रन्प पुरुषके द्वारा अपना कर्म 
ग्रन्यको दिया नहीं जा सकता, क्योंकि वह कर्म अपने-अपने परिणामोसे ही उत्पन्न होता है, 
इस कारण भ्रन्य कोई भ्रन्य दूसरेको सुख-दु:ख किसी तरह भी नही दे सकता । श्रतः “मै पर- 
जीवोंको सुखी दुःखी करता हूं श्र परजीवोंसे मैं सुखी-दुःखी किया जाता हु” यह प्रध्यवसाय 
निश्चयसे भ्रज्ञान है। भावार्थ--सब जीव अपने-पझपने कर्मोदयसे सुखी दुःखी होते है । फिर 
भी जो ऐसा माने कि मैं परजीवको सुखी-दुःखी करता हुं और परजीव मुझे सुखी-दुःखी करते 
हैं तो यह मानना निश्चयसे भ्रज्ञान है। हाँ, झ्राश्नयभूत कारण याने नोकमंकी दृष्टिसे भ्रन्यको 
प्रन्यका सुख-दुःखका करने वाला कहते हैं सो यह उपचार है। निमित्तन॑मित्तिक भावकी दृष्टि 
से सुख-दुःखका करने वाला कर्मोदय है। 

अब इसी श्रर्थंमों कलशमें कहते हैं--सर्ब इत्यादि । श्रर्थ--इस लोकमे जीबोंके 
जीवन मरण दुःख सुख सभी सदेव नियमसे अपने-प्रपने कर्मोदयसे होते है । तब कोई पुरुष 
प्रन्यके जीवन मरण दुःख सुखको करता है, यह मानना श्रज्ञान है। मावार्थ--कोई जीव 
किसी दूसरेको सुख-दुःख देनेका निमित्त कारण भी नहीं है, फिर भी किसीको श्रन्यका सुख- 
दुःखदाता मानना, यह बिल्कुल श्रज्ञान है । 

झ्ब फिर इसी अथंको हढ़ करते हुए कहते है--अज्ञान इत्यादि | अर्थ--इस पूर्व॑- 
कथित भ्ज्ञानको प्राप्त करके जो पुरुष परसे परका जीवन, मरण, दुःख-सुख होना मानते हैं 
वे पुरुष “मैं इन कर्मोको करता हूं” ऐसे भप्रहंकाररससे कर्मोके करनेके इच्छुक याने मारने 
जिलानेके सुखी दुःखी करनेके इच्छुक प्राणी नियमसे मिथ्याहृष्टि हैं प्रोर श्रपने ब्लात्माका हो 
घात करने वाले होते हैं । भावार्थ --जो परको मारने जिलाने तथा सुख-दुःख करनेका प्राशय 





बन्धाधिकार ही 


पुमान्‌ मरणजीवितदुः:खसोख्यं ॥१६५॥ पब्रज्ञानमेतदधिगम्य परात्परस्य पश्यंति ये मरणजी- 
वितदु:ःखसोख्यं | कर्माण्यहुंकृतिरसेन चिकीषेंबस्ते मिथ्याहशों नियतमात्महनों भवंति ॥१६६॥ 
॥ २५४०२५६ ॥। 
तत्‌ आदि । मूलघातु--भू सत्तायां, डुदाज दाने, असू भुवि | पदक्षिवरण--कम्मोदब्रेण कर्मोदयेन-तृतीया 
एकवचन । जीवा जीवा:-प्रथमा बहु०। दुक्खिदसुहिदा दुःखितसुखिता -प्रथमा बहु० । ह॒वंति भव॑ति- 
बतेमान लट्‌ अन्य पुरुष बहु० । जदि यदि-अव्यय । सब्बे सर्वे-प्रथमा बहु० । कम्म कर्म-द्वितीया एक०। 
देसि ददासि-वर्तमान लट्‌ मध्यम पुरुष एक० क्रिया । तुम त्व-प्रथमा एक० आदि पूर्ववत्‌ ॥ २५४-२५६ ॥ 
रखते है वे मिथ्याहृष्टि हैं तथा भ्रपने स्वरूपसे च्युत होकर रागी द्वेषो मोही होनेके कारण 
स्वयं झपना घात करते हैं इस कारण वे हिसक है । 

प्रसंगविबरण--पनंतरपूर्व गाथामें बताया गया था कि परजीवके प्रति दुःख सुख 
करनेका ग्रध्यवसाय अज्ञान है । भ्रब॒ इन तीन गाधाबोंमें यह बताया गया है कि दुःख सुख 
करनेका अध्यवसाय अज्ञान कैसे है ? 

तथ्यप्रकाश--(१) जीव अपने क्षुभकर्मोदयसे सुखी होते हैं । (२) जीव अपने अ्रशुभ- 
कर्मोदयसे दु:खी होते है । (३) शुभ कर्मोदयके बिना जीव सुखी नही हो सकते । (४) जीव 
प्रशुभ कर्मोदयके बिना दुःखो नहीं हो सकते । (५) ग्रन्यका कर्म किसी भ्रन्यके द्वारा नहीं 
दिया जा सकता है। (६) शुभ प्रथवा भ्रशुभ सभी कर्म अपने परिणामसे ही श्रजित होता 
है । (७) उक्त कारणोसे कोई भी जीव किसी भ्रन्य जीवका सुख दुःख नहीं कर सकता है । 
(८) मै दूसरोंको दुःखी करता हूं यह अध्यवसाय श्रज्ञान है । ( (६) मैं दूसरोंको दुःखी करता 
हूं, यह ग्रध्यवसाय श्रज्ञान है । (१०) मैं दूसरोके द्वारा सुखी किया जाता हूं, यह भ्रध्यवसाय 
प्रजान है । (११) मैं दूसरोंके द्वारा सुखी किया जाता हूं, यह अ्रध्यवसाय श्रज्ञान है। (१२) 
दूसरोको सुखी दुःखी करनेके अ्रहंक्ार रससे विचित्र नेष्टायें करते हुए मिथ्याहृष्टि जीव अपना 
ही धात करते हैं । 

सिद्धान्त--( १) शुभाशुभ कर्मोदयका निमित्त पाकर जीव सुखी झ्रोर दुःखी होते हैं । 
(२) सुखी दुःखी करनेके भ्रहंकार विकल्पसे परिणत जीब श्रपने भ्रापको ग्राकुलित करते हुए 
प्रशानसे स्वयंका घात करते है । 

हष्टि-- १- उपाधिसापेक्ष प्रशुद्ध द्रव्याधिकनय (२४) । २- अशुद्धनिश्वयनय (४७) । 

प्रयोग-- हम पपने प्रापका हो परिणमन कर सकते हैं किसी भ्रन्यका नहीं ऐसा 
लातकर भ्रपने स्वभावका प्रवलम्बन करके प्रपनेकों भ्रनाकुल व पवित्र रखना ॥२५४-२५६॥ 








डंडर समयसार 


जो मरइ जो य दुहिदों जायदि कम्मोदयेण सो सब्बो 
तदा दु मारिदों दे दुह्मविदों चेदि ण हु मिच्छा ॥२५७॥ 
जो ण॒ मरदि ण॒ य दहिदो सोवि य कम्मोदयण चेव खलु । 


तद्ाय ण॒ मारिदों णो दुह्मविदों चेदि ण॒ हु मिच्छा ॥२४८॥ (युगलम) 
जो मरे दुखो होबे, वह सब है कर्म उदयसे फिर तो । 
मारा दुखी किया में, क्या ये नहिं भाव हैं सिथ्या ॥२५७॥ 
जो न मरे न दुखी हो, वह सब भी कर्म उदयसे फिर तो । 
न दुखो किया न मारा, कया ये नहि भाव है मिथ्या ॥२५८॥ 
यो ज्रियते यश्च दु.खितो जायते कर्मोदयेन स सर्व: । तस्मात्त्‌ मारितरते दु खापितश्चेति न खलू मिथ्या ? 
यो न स्रियते न च दु खित सोपि च कर्मोदयेन चैव खलु, तस्मान्न मारितो नो दू खापितण्चेति न खलु मिथ्या ? 
यो हि स्रियते जीवति वा दुःखितो भवति सुखितों भवति व स खलु कर्मोदय्रेनेब तद- 
भावे तस्य तथा भवितुमशक्यत्वात्‌ | तत: मयाय॑ मारित', ग्रय जीवित:, ग्रय दःखित. कृत" 





नामसंज्ञ- ज, ज, य, दुहिद, कम्मोदय, त, सब्ब, त, दु, मारिद, तुम्ह, दुह्ाविद, चे, 5दि, ण, दु, 
मिच्छा, ज, ण. ण, ये, दहिद, ते, वि, कम्मोंदय, च, एवं, खल, त,ण मारिद, च, इदि, ण, द, मिच्छा । 
घातुसंज्ञ मर प्राणत्यागे, दुक्ख दु खने, जा प्रादृभवि । प्रातिपदिक - यत्‌, यत्‌, च, दु खित, कर्मोदय, तत्‌ 
सब, ततू, तु, मारित, युप्मद्‌, दुःखापित, च, इति, न, तु, मिथ्या, यत्‌, न, च, दु खित, ततू, अपि, च, कर्मों 
ग्रब दुःख्ली सुखी करनेके भ्रध्यवसायका मिथ्यापन के [यः म्रियते | जो मरता 
है [व यः दुःखितो जाथते | भ्रोर जो दुःखी होता है [सः] वह [सर्व] सब [कर्मोदयेन ] 
कर्मोदयसे होता है [तस्मात्‌ तु| इस कारण [मारितः च दुःखितः इति] “मै मारा गया, मैं 
दुःखी किया गया” [ते] तेरा यह श्रभिप्राय [खलु न मिथ्या] क्‍या मिथ्या नहीं है ? तथा 
[यिः न खियते| जो नहीं मरता [च न दुःखित:| झोर न दुखी होता [सोपि च| वह भी 
[कर्मोद्येन चेव खलु | वास्तवमें कर्मोदियसे ही होता है. [तस्मात्‌ | इस कारणा [न मारितः 
नो दुःखितश्च इति| “मै मारा नहीं गया श्र न दुःखी किया” यह भी प्रभिप्राय [खलु 
सिथ्या न] क्या भिथ्या नही है ? मिथ्या ही है। 
तात्पर्य--जब जीव अपने-प्रपने कर्मोदयर्स सुखी द'खी होते है तब किसी अ्रन्यकों 
प्रन्यके सुख दःखका कर्ता मानना शभज्ञान ही है। 
टोकार्थ--वास्तवमे जो मरता है, जीता है, दुखी होता है तथा सुखो होता है ग्ह 
सब अपने कर्मोदयसे होता है। क्योकि उस कमंके उदयका प्रभाव होनेपर उस जीवके उस 








बन्धाधिकार डंडे 


ग्रयं मुखित: कृत: इति पश्यन्‌ मिथ्याहृष्टि: ॥ भिथ्याहष्टे: स एवास्य बंधहेतुविपयेयात्‌ । ये 
एवाध्यवसायोयमज्ञानात्मास्य हृश्यते ॥१७०॥॥ ॥ २५७-२५८ ॥। 





न ऑलिजनेजज--++++ कील ० अधानलमिकज 8. अील आजकल आर लेक जा 358 सी 3333 कक) के) पक: नन 2० लि>++ न करन «न ० भड़क >+-भ करन उमडे >मरक-आ++ ८ क +++न 


दय, च, एवं, खलु, ततू, न, मारित, न, दु'खापित, च, इति, न, तु, मिथ्या | मूलधातु- - मृझ त्यागे तुदादि 
जनी प्रांदुर्भावे दिवादि, दुःख तत्क्रियाया चुरादि। पदरविवरण- जो य'-प्रथमा एक० | च-अव्यय । 
दु खित'-प्रथमा एक० । कम्मोदयेण कर्मोदयेन-तृतीया एक० । सो स-प्र० ए० । सब्बों स्वे.-प्र० ए० । 
तम्हा तस्मातृू-पत्रमी एक० । दूु तु-अव्यय । मारिदों मारित -प्र० ए०। दें ते-पष्ठी एक० । दुह्विदों 
दु.खापित -प्रथमा एक० । च इदि ण हु, च इति न खलु-अव्यय । मिच्छा मिथ्या-प्रथमा एक० | मरदि 
ख्रियते-वर्तमान लटू अन्य पुरुष एक० क्रिया । जायदि जायदि जासते-वर्तेमान लट अन्य पररय एकवचन 
क्रिया । शेप पूर्ववत्‌ ॥ २५७-२५८ |, 
तरहका फल याने मरण जीवन सुख दःख नहीं हो सकता । इस कारणा मरे द्वारा य मारा 
गया, यह जिवाया गया, यह दुःखी किया गया, यह सखी किया गया, ऐसा मानता हुग्न! जीव 
मिथ्याहरिटि है। भावार्थ---जब किसोके सुख दःखमे झन्य जीव न तो उपादान कारगा है और 
न निरम्मित्त कारण है तब अन्यके मारने जिवाने प्रादिका जो अभिप्राय करता है वह मिथ्याटृष्टि 
ही होता है | मारने आदिका भाव कर्मबंधहेतु है, भ्रतः ऐसा ग्रज्ञानभाव नही रखना । 

ग्रव इसी ग्रथंकों स्पष्ट करते है--मिथ्याहष्टे: इत्यादि | श्रर्थ--मिथ्याहप्टिका यह 
ग्रव्यवसाय विपययस्वरूप होनेस वह प्रत्यक्ष अज्ञानरूप है श्रौर वही ग्रभिप्राय इस मिथ्याहृष्टि 
के बन्‍्ववा कारण है। भावार्थ--मिथ्या ग्राशय हो मिथ्यात्व है व वही बधका कारण है । 

प्रसंगविघररण --ग्रनन्तरपूवं २४७ से २५६ माथा तक दूसरेके मरणा ग्रादि करनेके 
ग्रध्यवसायोको भ्रज्ञान बताया गया था । प्रब उन्हीं सब कथनोका उपसहारबूप निष्कर्ष इन 
दो गाथावोम बताया गया है । 

तथ्यप्रकाश-- (१) मरण जीबन दुःख सुख होना कर्मदय्स ही होता है । (२) नये 
जीवनका ही नाम मरण है। (३) नवीन गआयुके प्रथम समयमें अर्थात्‌ प्रथम निषेकोदयके 
समय पूर्वभव नही रहता, इस कारण मरण होना भी नवीन आयुके उदयसे कहा जाता है । 
(४) मैं किसी ग्रन्यकों कर्मोदिय दे नहीं सकता, श्रत. मैंने इसे मारा, जिलाया, सुखी किया, 
दुःखी किया, ऐसा देखना मिथ्यात्व है ! 

सिद्धान्त-- (१) जीवके मरण जीवन सुख दुःख होनेमे निमित्त कारण कर्मोदय है । 
(२) दूसरे जीवके सुख-दुःख ग्रादि होनेमे श्रन्य जीव उपादान व निमित्त दोनो ही कारण न 
होनेपर भो कर्ताका व्यवहार करना मात्र उपचार है । 

हृष्टि-- १- निमित्तत्वदृष्टि (५रेश्न) । र२- परकतृ त्व उपचरित श्रसद्भूत व्यवहार 


६ है. 5.4 समयसार 


एसा दु जा मई दे दुक्खिदसुहिदे करेमि सत्तेति। 
एसा दे मूठमई सुहासुहं बंधए कम्मं ॥ २५४६ ॥ 
यदि तेरी मति यह हो, जोबोंको में सुखो दुखी करता । 
तो यह मोहितमति ही, बांधे शुम या अशुभ विधिको ॥२५६॥ 
एषा तु या मतिस्ते दुःखितसुखि तानु करोमि सत्वानिति । एषा ते मूढमति शुभाशुभं बध्नाति कर्म ।२५६॥ 
परजीवानहूं हिनस्मि न हिनस्मि दुःखयामि सुखयामि इति य एवायमज्ञानमयोध्ष्यव 


नामसंज्ञ-एता, दु, जा, मइ, तुम्ह, दुबिखिदसुहिद, सत्त, ते, एता, तुम्ह, मूढमइ, सुहासुह, कम्म । 
धातुसंज्ञ-कर करणो, बंध बन्धने । प्रातिपदिक--एतत्‌, तु, या मति, युप्मद, दु खित, सुखित, सत्त्व, इति 


सके ->-रननलाननन के २३०३० नील «० वन 


(श्रकश्ब) । 

प्रयोग--प रपदार्थंके विषयमें सभी प्रकारके भ्रध्यवसानोकोी छोडकर भअ्रविकल्प सहज- 
सिद्ध प्रन्तस्तत्त्वमें उपयोग करना ॥ २५७-२५५।। 

प्रब यही भ्रध्यववसाय कमेंबन्धका कारण है यह कहते हैं--हे भ्रात्मन्‌ [ते तु] तेरी 
[इति एबा या मति:| ऐसी यह जो बुद्धि है कि मैं [सत्त्वानु] जीवोंको [दुःखितसुखितान] 
सुखो दुःखी [करोमि] करता हूं [एबा ते] सो यह तेरी [मृढ्मतिः] मृढबुद्धि ही [शुभाशुम॑ 
कर्म | शुभाशुभ कर्मोको [बध्नाति] बांधती है । 

तात्पर्यं--दूसरे जीवोंको दुःखो सुखी भ्रादि करनेका जो श्रहकार है वह कमंबन्धका 
निभित्त कारण है। 

टीकार्थ--परजीवोंको मैं मारता हूं, नहीं मारता हूं, दुःखोी करता हूं, सुखो करता हूं, 
ऐसा जो यह भ्रज्ञानमय पश्रध्यवसाय है वह मिथ्याहृष्टिके होता है। यही अध्यवसाय स्वयं 
रागादिरूपपनेके कारण उसके शुभाशुभ बन्धका कारण है। भावार्थ--दुःखी सुखी करने 
ग्रादिका मिथ्या प्रध्यवसाय बन्धका कारण है । 

प्रसंगविवरण-- प्रनन्त रपूर्व गा्थाद्ययमें मिथ्या भ्रध्यवसायोका उपसंहारात्मक निष्कर्ष 
बताया गया था । प्रब इस गाथामें बताया गया है कि उक्त समस्त ग्रध्यवसाय कर्मबन्धका 
हेतुभूत है। 

तथ्यप्रकाश-- (१) मै दूसरे जीवको सुखी दु:खी करता हूं यह प्रज्ञानमय श्रध्यवसाय 
स्वयं रागादि विकाररूप है । (२) रागादि विकाररूप प्रज्ञानमय श्रध्यवसाय शुभाशुभ कर्मे- 
बन्धका निमित्त कारण है। (३) स्वभावच्युतिके कारण इन पभ्रध्यवसानोंका कार्य बन्धन ही 
है, भन्‍य कुछ नही । 











बन्धाधिकार हे प 


साथो मिथ्याहष्टे: स एवं स्वयं रागादिरूपत्वात्तस्य शुभाशुभवंधहेतु: ॥ २५६ ॥। 


एता, युष्मद्‌, मूढमति, शुभाशुभ, कमेन्‌ | घुूलधातु-डुकृअ करणो, बन्ध बन्धने क्रयादि | पदविवरण-- 
एसा एषा-प्रथमा एक० । दु तु-अव्यय । जा या-प्रथमा एक०। मई मतिः:-प्र० ए०। दे ते-षष्ठी एक० । 
दुक्खिदसुहिदे दु:खितसुखितानु-द्वितीया बहु० | करेमि करोमि-वर्तमान लट्‌ उत्तम पुरुष एकव्चन क्रिया । 
सत्ते सत्त्वान्‌-द्वि० बहु० । ति इति-अब्यय । एसा एषा-प्रथमा एक० | दे ते-षष्ठी ए० | मूढमई मूढमति:- 
प्रथणमा एक०। सुहासुह शुभाशुभमु-द्वितीया एकवचन। कम्म कर्म-द्वितीया एक० । बंधये बध्नाति- 
बतंमान लद्‌ अन्य पुरुष एकवचन क्रिया ॥ २५६ ॥। 


ककननत.. िननजननननाजिन नल ननलई +त+--++-+ 5 


सिद्धान्त--(१) कमंबन्धका कारण स्वभावच्युत भ्रज्ञाननय रागादि विकाररूप अज्ञा- 
नमय ग्रध्यवसाय है। 

हष्टि---१- निमित्तदृष्टि (५३श्म) | 

प्रयोग--कर्म बन्धके हेतुभूत समस्त भ्रध्यवसायोंको छोड़कर सहजशुद्ध चिन्मान्र प्रन्त- 
स्तत््वमे उपयोग लगाना ॥ २५६ ॥ 

प्रव मिथ्या भ्रध्यवसायकों बन्धके कारणरूपसे प्रवधारित करते है--मै [ सत्त्वानु ] 
जोवोको [दुःखितसुखितान) दुःखी सुखी [करोमि] करता हूं [एवं यत्‌ ते भ्रध्यवसितं] 
ऐसा जो तुम्हारा अध्यवसाय है [तत्‌] वह भ्रभिप्राय [पापबंधक वा] पापका बंधक है [वा 
पुण्यस्य बंधक] तथा पुण्यका बंधक [मवति] है। [वा] भ्रथवा मैं [सत्त्वान] जीवोंको 
[मारयामि] मारता हूं [जीवयामि| भ्रथवा जिवाता हूं [यदेव॑ ते अध्यवसितं | जो ऐसा 
तुम्हारा श्रष्यवसाय है [तत्‌] वह [परापबंधकं बा] पापका बंधक है [वा पुण्यस्य बंधक] 
प्रथवा पुण्यका बंधक [भवति] है। 

तात्पय--प्रन्य॒द्रव्यमें कुछ करनेका भाव शुभ प्रशुभ भावानुसार पुण्य व पापका 
बन्ध करने वाला है । 

टीकार्थ-- मिथ्याहृष्टिके जो हो यह॒प्रज्ञानजन्य रागमय गअ्ध्यवस्ताय है वह ही बन्ध 
का हेतु है, ऐसा निश्चित जानना । बन्ध पुण्य-पापके भेदसे दो भेद वाला है सो इसके दो 
भेद होनेसे कारणका भेद नहीं खोजना, क्योंकि इस एक ही ग्रध्यवसायसे “मैं दुःखी करता हूं 
मारता हू तथा सुखी करता हूं जिवाता हूं” ऐसे दो प्रकारके प्रशुभ अहंकाररससे पूर्ण होनेसे 
पुण्य पाप दोनोंके ही बन्धहेतुत्वका भ्रविरोध है याने भ्रध्यवसायसे ही पुण्य पाप दोनोंका बंध 
होता है । भावार्थं--भज्ञानमय भ्रध्यवसाय ही बंधका कारण है; उसमें चाहे जिवाना सुखी 
करना ऐसा शुभ अध्यवसाय हो, चाहे मारता दुःखी करना यह प्रशुभ प्रध्यवसाय हो, भ्रहं- 
काररूप मिथ्याभाव दोनोंमें ही है इस कारण ऐसा न जानना कि छुभका कारण तो पन्य है 














४४६ समयसार 
अथाध्यवसायं बंधहेतुत्वेनावधारयति-- 


दक्खिदस हिंदे सत्ते करेमि ज॑ एवमज्मवसिदं ते । 
पावबंधगं वा पुण्णस्स वे बंधगं होदि ॥२६०॥ 
मारिमि जीवावेमि य सत्ते ज॑ एवमज्मवसिदं ते । 


त॑ पावबंधगं वा पुण्णुस्स व वंधगं होदि ॥२६१॥ ( युग्मम ) 

हे दुखी सुखी करता हूं, हो अध्यवसान भाव यदि तेरे । हर 

तो वह भ्रधका बन्धक, श्रथवा है पुण्यका बन्धक ।।२६०॥ 

मारू जोक्न देऊं, हो श्रध्यवसान भाव यदि तेरे । 

तो वह श्रघका बन्धक, श्रथवा है पुण्यका बन्धक ॥२६१॥ 
दु.खितसूखितान्‌ रात्वान्‌ करोमि यदेवमध्यवसित ते । तत्पापबधक वा परुण्यरय वा बंधक भवति ॥२६०॥ 
मारयामि जीवयामि च सत्वान्‌ यदेवमध्यवसित ते । तत्पापबंधक वा पुण्यरय वा बंधक भयति ॥२६१॥ 

य एवाय॑ मिथ्याहष्टेस्ज्ञानजन्मा रागमयोध्यवसाय' स एवं बधहेतु:, इत्यवधारणीय न 

श॒ पुण्यपापत्वेन द्वित्वादूबधस्य तद्धेत्वंतरमन्वेश्व्य। एकेनैवानेनाध्यवसायेन दु:खयामि, मारयामि 


नामसंज्ञ दक्खिदमहिद, सत्त, जे, एव, अज्मवसिद, तम्ह त, पापबधग, वा, प्ृष्ण, वा, बधग 
सत्त, ज, एवं, अज्भवसिद, तुम्ह, आदि । धातुसंज्ञ--कर करणे, हो सत्ताया, मर प्राणत्यागे. जीव प्राण- 


झौर श्रशुभका कारण दूसरा ही है । अज्ञानपनेकी भपेक्षासे दोनों ग्रष्ववसाय एक ही है ! 
प्रसंगधिवरण--अनन्तरपूर्व गाथामे अ्रध्यवसायोको करमबन्धका हेतु बताया गया था । 
ग्रब इन दो गाथावोमें उन्ही श्रध्यवसायोंकी विशेषरूपसे बंधहेतुताका प्रवधारण किया गया हे । 
तथ्यप्रकाश- -१-रागमय ग्रध्यवसाय शभ्रज्ञानसे उत्पन्न होता है। २-प्रज्ञानमय 
ग्रध्यवसाय कर्मबन्धका हेतु है। ३-पुण्यकर्म पापकर्म दोनोंके ही बंधका हेतु श्रध्यवसाय है । 
४-दुःखी करने घात करनेके अशुभ ग्रहंकारमे भो हेतु अज्ञानमय अध्यवसाय है । ५-मुखी 
करने जीवन करनेके शुभ झ्रहंकारमे भी हेतु अज्ञानमय अध्यवसाय है । “शुभ अशुभ इन 
द्वोनो अ्रहंकारोंमे जीव शुद्धात्मभावनासे च्युत है। ७-शुभाहकाररसनिरभंर ग्रध्यवस्ताय पुण्य- 
बन्धका हेतु है । ८-प्रशुभाहंकाररसनिर्भर अध्यवसाय पापबन्धका हेतु है । ६-- श्रन्य जीवके 
जोवन मरणा सुख दुःख उन्हींके उपाजित कमंके उदयके निमित्तस है । १०- निमित्तनैमित्तिक 
योग भी न हो फिर भी अन्यके कार्यका कर्ता किसी परको बताना असद्भूत व्यवहार है । 
सिद्धान्त-- १--पापबन्ध व पुण्यबंध दोनोका हेतु भ्रध्यवसाय है। २--जीवोको सुर 


बन्धाधिकार ड४७ 


इति, सुखयामि, जीवयामीति च ट्विधा शुभागुभाहकाररसनिर्भरतया द्वयोरपि पुण्यपापयोब॑घ- 
हेतुत्वस्याविरोधातू ॥ २६०-२६१ ॥| 





धारगो | प्रातिपदिक --दु खितसुखित, सत्त्व, यतू, एवं, अध्यवसित, युष्मद्‌, तत्‌, पापबन्धक, वा, पुण्य, वा, 
बन्धक, सत्त्व, यत्‌, एवं, अध्यवसित आदि पूर्वोक्त। मूलधातु --डुकृआ करगो, भू सत्ताया, मुझ त्यागे 
तुदादि, जीव प्राणधारणों । पदविवरण--दुक्खिदसुहिदे दु खितसुखितानु-द्वितीया बहु०। सत्ते सच्चानु- 
द्वि० बहु० । करेमि करोमि-वर्तमान लट उत्तम पुरुष एक० । ज॑ यत्‌-प्रथमा एक०। एव-अव्यय । अज्भ- 
बसिद अध्यवसित-प्र ० ए० । ते-पप्ठी एक७ । ते लतु-प्र० एक ० । पापबधर्ग परापबन्धक-प्र ७ एक० । वा- 
अव्यय । पुण्णस्स पृण्यस्य-प्रष्ठी एक० । बा-अव्यय । बधग बन्धक-प्र ०» ए० | होदि भवति-बर्तमान लट्‌ 

अन्य पुरुष एक ०७ । मारिमि मारयामि-वर्तमान लट उत्तम पुरुष एकवचन णिजत क्रिया । जीवावेमि जीव- 
यामि-वर्तमान लट उत्तम पुरेष एकबचन णिजन्त क्रिया। सत्ते सत्त्वानु-द्वि० बहु०। ज यतु-प्रथमा एक- 
वचन । आदि पूर्वोक्त ॥। २६०-२६१ ॥। 


दुःख श्रादिका लाभ उनके उपाजित कम्मोके उदयसे होता है । 

हृष्टि--१- साहश्यनय (२०२) | २-देवनय (१६८४८) | 

प्रयोग- परके कतु त्वके अ्रध्यवसायको ग्रनथे जानकर दूर करना ॥|२६०-२६१॥ 

ग्रब कहते है कि क्रियादिगभित भ्रध्यवसाय हो बंधका कारण होनेसे हिसाका 
अध्यवसाय ही हिसा है यह सिद्ध हुआ-- [सत्त्वान] जीवोकों [मारयतु| मारो [वा मा 
मारयतु | श्रथवा मत मारो [जीवानां] जीवोका [बंध: ] करमंबंध [श्रध्यवसितेन ] अध्यव- 
सायमे ही होता है [एषः निश्चयनयस्थ बंधसमासः | निश्चयनयके मतमें यह बधसंत्तेप है । 

तात्पयं-- श्रन्य पदार्थकी परिणतिस बन्ध नहीं होता, किन्तु विकारभाव होनेसे बन्ध 
होता है । 

टीकार्थ---परजीवोके अपने कर्मोदयकी विचित्रतासे प्राणवियोग कदाचितु होवे अथवा 
न होवे परंतु “यह मै मारता हूं” ऐसा अहंकाररससे भरा हुझा जो हिसाका अध्यवसाय है 
वही निश्चय उस भ्रभ्िप्राय वालेके बधका कारण है। क्योकि निश्चयनयसे परभावरूप प्राण« 
वियोग दूसरेके द्वारा नहीं किया जा सकता । भावाथथें---निश्चयनयसे दूसरेके प्राणोका वियोग 
दूसरेके द्वारा नही किया जा सकता | उसके ही कर्मोदयकोी विचित्रतास कदाचित्‌ होता है 
कभी नही भी होता । अतः जो ऐसा अहंकार करता है “कि मै परजीवको मारता हू” ग्रादि 
यह भ्रहंकाररूप अ्रध्यवसाय गज्ञानमय है । यही हिसा है, बयोंकि इस विकारसे अपने विश्वुद्ध 
चैतन्य प्राणका भात है । और यही बंधका कारण है । यह निश्चयनयका मत व्यवहारनयको 
ग़ोणकर कहा जानना स्वथा एकांत पक्ष मिथ्यात्व है । 





इंहथ समयसार 

एबं हि हिंसाध्यवसाथ एव हिसेत्यायातं--- 
अज्मवसिदेश बंधों सत्ते मारेठ मां वा मारेउ । 
एसो बंधसमासों जीवाणं णिच्छुयणयस्स ॥२६२॥ 


अ्रध्यवसितसे बन्धन, प्रारी मारो तथा नहों मारो । 
निश्चयनयके मतमें, जोबोंका बन्ध विवरण यह ॥२६२॥। 
अध्यवसितेन बंध: सत्त्वान्‌ मारयतु मा वा मारयतु । एप बंधसमासों जीवाना निश्चयनयस्थ ॥२६२॥ 
परजीवारनां स्वकर्मोदयवेचिश्यवशेन प्राराब्यपरोप: कदाचिद्‌ भवतु, कदाचिन्मा 
भवतु । य एवं हिनस्मीत्यहंकाररसनिर्भरों हिसायामध्यवसाय: स एवं निश्चयतस्तस्य बंघहेतुः 
निश्चयेन परभावस्य प्रागव्यपरोपस्य परेण कतु मशक्‍्यत्वात्‌ ॥२६२॥ 

7 वामसंज्ञ-अज्भवसिद, वध, सत्त, मा, व, एत, बन्धसमास, जीव, णिच्छयणय । घातुसंज्ञ--मर 
प्राणत्यागे। प्रातिपदिक--अध्यवसित, बन्ध, सत्त्व, मा, वा, एततू, बन्धसमास, जीव, निश्चयनय । मृत्र_ 
प्राणत्यागे । पदविवरण-- अज्मवसिदेणश अध्यवसितेन-तृतीया एक ० । बधों बन्ध.-प्रथमा एकबचन । सत्ते 
सत्त्वान-द्वि ० बहु० । मारेउ मारयतु-लोट आज्ञाद्र्थे अन्य पुरुष एकवचन णिजत क्रिया । एसो एष:-प्रथमा 
एक० | जीवाण जीवाना-षष्ठी बहु० । णिच्छयणयस्स निरचयनयस्य-षष्ठी एकवचन ।|२६२॥ 

प्रसंगविवरण--भ्रनन्तरपूर्व गाथाद्वयमें श्रध्यवसायको बन्धहेतु बताया गया था। अरब 
यह बताया जायगा कि श्रध्यकसाय ही पाप व पुण्य है। जिनमेंसे प्रथम ही इस गाघधामें 
बताया है हिसाविषयक अ्रध्यवसाय ही हिता है । 

तथ्यप्रकाश--१-जीवोंका प्राणवियोग उनके कर्मोदयकी विचित्रताके वश होता है । 
२-जो जीव अन्य जोवके प्रति “इसे मारू” ऐसा ग्रध्यक्साय करता है उसे हिसाका पाप 
लग हो गया, चाहे वह जीव मरे या न मरे। २३-हिसाविषयक ग्रध्यवसाय (श्रभिप्राय) हो 
निश्चयसे उसके बंधका कारण है व कमंबन्धका मूल निमित्त कारण है। ४-निश्चयसे 
प्रन्यप्राणवियोगरूप परभाव किसी भ्रन्य जीवके द्वारा किया ही नहीं जा सकता । 

सिद्धान्त--१--नवीन कमंबन्धका साक्षात्‌ निमित्त कारण उदयागत द्रब्यप्रत्यय (कर्म) 
है । २--उदयागत द्रव्यप्रत्ययोंमे कमेबन्धनिमित्तपना आावे इसका निमित्त अ्रध्यवसाय है । 
३--प्रध्यवसाय करनेसे श्रात्मा खुद ही श्रपनी विकृतियोंसे बुरा बेंधा हुआ है ! 

दृष्टि-१-निमित्तदृष्टि (४३ श्र)। २-निर्मित्तखनिमित्तहृष्टि (२०१) | ३--प्रशुद्ध- 
निश्चयनय (४७) । 


प्रयोग--अपने अ्रध्यवसायसे हो बंध होता है, ऐसा जानकर रागादिक अ्रपध्यान छोड़ 


बन्धाधिकार 8 2 
झ्रथाध्यवसाय पापपुण्ययोबंधहेतुत्वेवत वर्शयति-- 

एयमलिये अदत्ते अबंभचेरे परिणाहे चेव । 
कीरइ अज्यवसाणं ज॑ तेण दु बज्कए पावं ॥२६३॥ 
तहवि य सच्चे दत्ते बंभे अपरिग्गहत्तणे चेष । 
कीरइ अज्मवसाणं ज॑ तेण दु बज्फए पुण्णं ॥२५४॥ (युग्मम) 

यों ही भ्रलोक चोरी, श्रन्नह्मचर्य तथा परिग्रहसें । 

अध्यवसान करे तो, उससे ही पाप बंधता है ॥२६३॥ 

बैसे सत्य भ्रचोरी, भ्रपरिग्रह ब्रह्मचयंमें जो कुछ । 


प्रध्ययसान करे तो उससे हो पुण्य बंधता है ॥२६४॥ 


एवमलीके5दत्तेठब्रह्मचर्य _ परिग्रहे चेव । क्रियतेध्ध्यवसान यत्तेत तू बध्यते पाप ॥२६३॥ 
तथापि च सत्यें दत्त ब्रह्मणि अपरिग्रहत्वे चेव । क्रियतेड्ध्यवसानं यत्तेन तु बध्यते पुष्यं ॥२६४॥ 


एकमयमज्ञानात्‌ यो यथा हिसायां विधीयते5ध्यवसायः, तथा श्रसत्यादत्ताबह्मपरिपग्रहेषु 





..मामसंज्ञ--एवं, अलिय, अदत्त, अवंभघेर, परिग्गह, च, एवं, अज्भवसाण, ज, त, दु, पाव, तह, वि, 
ये, सच्च, दत्त, बभ, अपरिग्गहत्तण, च, एव, अज्मवसाण, ज, त, दु, पुण्ण | धातुसंश--कर करणे, बज्म 
8 आज 
कर अ्रविकल्प ज्ञानमय आत्मस्वरूपमें उपयोग लगाना ॥२६२॥ 

ग्रब ग्रध्यवसायको पृुण्यपापके बंधका कारणपने रूपसे दिखलाते हैं--[एवं] इस 
प्रकार याने जैसा पहले हिसाका अध्यवसाय कहा था उसी प्रकार [अलोके] प्रसंत्यमें [श्रदत्त ] 
चोरीमे [श्र्रह्मचयें | कुशल संसर्गमे [परिग्रहे] धन धान्यादिक परिग्रहमें [यत्‌ श्रध्यवसानं] 
जो अध्यवसान [क्रियते] किया जाता है [तेन तु) उससे तो [पाप बध्यते| पाप बंधता है 
[अपि च्| और [तथा] उसी प्रकार [सत्ये। सत्यमे [दत्त | दिया हु्रा लेनेमें [ब्रह्मरिग 
ब्रह्मचयंमे [च अपरिग्रहत्वे एव] श्रोर भ्रपरिग्रहपनेमें [यत्‌] जो |[श्रध्यवसानं| अ्रध्यवसान 
[कियते | किया जाता है [तेन तु] उससे [पुण्य बध्यते] पुण्य बंचता है । 

तात्पयें--द्ुराचारके अध्यवसायसे पाप व ब्रतके अ्रष्यवसायसे पुण्यकर्म बंघता है । 

टोकार्थ --ऐसे याने पू्वंकथित रोतिसे. अज्ञानसे जैसे हिसामें अ्रध्यवसाय किया जाता 
है उसी प्रकार श्रदत्त, अ्रब्रह्म, परिग्रह इनमें जो अध्यवसाय किया जाता है बह सभी केबल 
पापबंधका ही कारण है | तथा ज॑से अ्रहिसामें श्रध्यवसाय किया जाता है उसी तरह सत्य, 
दत्त, ब्रह्मचय, अ्रपरिग्रह इनमें भी भ्रध्यवसाय किया जाता है वह सभी केवल पृण्यबंधका ही 


४५० समयतसार 


यश्च विधोयते स सर्वोद्पि केवल एवं पापबंधहेतु: । यस्तु भ्रहिसायां यथा विधोयते चध्यवसाय:, 
तथा यश्च सत्यदत्तब्रह्म।परिग्रहेषु विधीयते स सर्वोष्पि केवल एवं पुण्यबंधहेतु: ।।२६३-२६४।। 


तथा, अपि, च, सत्य, दत्त, ब्रह्म, अपरिय्रहत्व, च, एवं, अध्यवसान, यत्‌, तत्‌, तु, पुण्य । मूलधातु-- 
डुकृआ करणे, बन्ध बन्धने । पदविवरण--एवं-अव्यय । अलिये अलीके-सप्तमी बहु०। अदत्ते-सप्तमी 
एक० | अबंभचेरे अब्रह्मचयें-सप्तमी एक० । परिण्गहे परिग्रहे-सप्तमी एक०। च एवं-अब्यय । कीरइ 
क्रियते-बर्तेमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन कर्मवाच्य क्रिया। अज्मवसाण अध्यवसान-प्रथमा एक०।ज 
यत्‌-प्रथमा एक० । तेण तेन-तृ० ए०। दु तु-अव्यय । बज्कए बध्यतिी-वतेमान ० अन्य ० एकवचन कमवाच्य 
क्रिया । पावं पाप-प्र० ए०। तह वि तथा अपि-अव्यय । सच्चे सत्ये-सस० ए० । दक्ते-ग० ए० | बंभे ब्रह्म- 
णि-सप्तमी एक० । अपरिग्गहत्तणें अपरिग्रहत्वे-स० ए० । कीरइ क्रियते-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन 
कमंवाच्य क्रिया । अज््मवसाण अध्यवसानं-प्रथमा एक० । ज॑ यत्‌-प्र ० एक० । तेण तेन-तृ० ए० । बज्भदि 
बध्यते-पूर्वोक्त क्रिया। पुण्ण पुण्यं-प्रथमा एकवचन ।। २६३-२६४ ।। 


“कारण है। भावार्थ - जैसे कि हिसामें प्रध्यवसाय पापबंधका कारण है, वैसे ही ग्रसत्य, भ्रदत्त 
प्रमहा, परिग्रह इनमें भी भ्रध्यवसाय पापबंधका कारण है । तथा जैसे अ्रहिसामे श्रध्यवसाय 
: पुण्यबंधका कारण है, वैसे ही सत्य, दत्त, ब्रह्मचयं, भ्रपरिग्रहपना इनमें किया गया अध्यवसाय 
' पुण्यबंधका कारण है। इस प्रकार पाँच पापोका प्रभिप्नाय तो पापबध करता है शभौर पाँच 
ब्रतरूप एक देश व स्व देशका भ्रभिप्राय पुण्यबंध करता है । 
प्रसंगविवरण--अनन्तरपूर्व गाथामे यह बताया गया था कि हिसाविषयक अध्यवसाय 
ही हिसा है। भ्रव इन दो गाथाबोंमें बताया गया है कि जैसे हिसाविषयक अध्यवसाय ही 
हिंसा है ऐसे ही मूठ भ्रादि विषयक ग्रध्यबसाय ही भूठ आदिक पाप है व उससे पापका बंध 
है । तथा इसी श्रकार भ्रहिसाके पुण्यत्वकी भाँति सत्य ग्रादिक पुण्य है व उससे पुण्यका बंध है। 
तथ्यप्रकाश--- १०-जैसे हिसाविषयक अ्रध्यवसाय अज्ञानसे होता है वैसे ही भूठ आदि 
विषयक प्रध्यवसाय भी श्रज्ञानसे होता है। २-जैसे भ्रहिसा (नही मारू ) विषयक ग्रध्यवसाय 
. (प्रहंकाररसनिभेर श्राशय) अ्रज्ञानसे होता है वंसे ही सत्य श्रादि विधयक अ्रहकाररसनिम्र 
प्राशय (प्रध्यवसाय) अज्ञानसे होता है। ३-हिंसादि पापविषयक ग्रध्यवसाय पापबन्ध का हेतु 
है । ४-अ्रहिसासत्यादि विषयक अ्रध्यवसाय पुण्यबन्धका हेतु है । 
सिद्धान्त-- १-श्रध्यवसाय जीवका श्रज्ञानमय परिणमन है। २-ब्रतविषयक 
प्रध्यवसाय पुण्यकर्मके बन्धका निमित्त है। ३-प्रब्गबतविषयक प्रध्यवसाथ पापकर्मके बन्धका 
५निमित्त है । 
। हृष्टि--१- प्रशुद्धनिश्वयनय (5७) । २, ३+ निमित्तहृष्टि (५३ श्र) । 


बन्धाधिकार ४५१ 
न च बाह्मबस्तु द्वितोयोईपि बंधहेतुरिति शंक्‍य--- 
वत्थ पहुच्च ज॑ं पुणु अज्मवसाणं तु होइ जीवाणं । 
णू य वत्थुदो द बंधो अज्मवसाणेण बंधोत्यथि ॥२६४॥ 


वस्तु अवलंब करके, होता भ्रध्यकत्तित भाव जीवबोंका । 

नहिं बन्ध वस्तुसे है, है शभ्रध्यवसानसे बन्धन ॥॥२५४५॥। 
बस्तु प्रतीत्य यत्युनरध्यवसानं तु भवति जीवानां। न च वस्तुतस्तु बधोष्ध्यवसानेन बंधोस्ति ॥२६५॥ 
प्रध्यवसानमेव बंधहेतु्न तु बाह्यवस्तु तस्य बंधहेतोरध्यवसानस्य हेत॒त्वेनेव 'बरितार्थ- 
त्वात्‌ । तहि किमर्थों बाह्यवस्तुप्रतिषेधः ? अ्रध्यवसानप्रतिषेधार्थ: । ग्रध्यवसानस्य हि बाह्य- 


नामसंज्ञ -वत्थु, ज, पुण, अज्मवसाण, तु, जीव, ण, य, वत्थुदो, दु, बध, अज्कमवसाण, बंध । धातु- 
संज्ष- हो सत्ताया, पडि- इ गतो, अस मत्तायां | प्रातिपदिक--वस्तु, यत्‌, पुनर्‌, अध्यवसान, तु, जीव, न, 











प्रयोग--प्रशुभ व शुभ ग्रध्यवसायोंकों बन्धहेतु जानकर उनसे हटकर अविकल्प 
जञानमात्र ग्रन्तस्तत्त्वमें उपयुक्त होनेका पौरुष करना ॥२६२-२६४।॥ 

शभ्रब कहते है कि दूसरी कोई बाह्य वस्तु बंधका कारण है, ऐसी शंका नहीं करनो 
चाहिये-- [ पुनः] और भी देखिये [जोवानां] जीवोंके [यत्‌ अध्यवसानं] जो अध्यवसान 
द्ोता है वह [वस्तु] वस्तुको [प्रतीत्य] अवलंबन करके [ भवति] होता है । [च तु] परच्तु 
वहाँ [वस्तुतः] वस्तुसे [बंध: न चै] बंध नहीं है, किन्तु [अध्यवसानेन] अ्रध्यवसानसे ही 
[बध: श्रस्ति] बंध है । 

टीकार्थ --अध्यवसान हो बंधका कारण है, बाह्य वस्तु बंधका कारण नही है । क्यों- 
कि बधके कारणशाभूत ग्रध्यवसानके ही कारणपनेसे चरिता्थपना है | प्रश्न-तों फिर बाह्यबस्तु 
का निषेघ किसलिय किया जाता है ? समाधान --अ्रध्यवसानके निषेधके लिये बाह्य वस्तुका 
त्याग कराया जाता है, क्योकि बाह्यवस्तुका ग्राश्नय किये बिना अध्यवसान श्रपने स्वरूपको व्यक्त 
नहीं कर पाता । यदि बाह्य वस्तुका प्राश्नय न लेकर भी अध्यवसान उत्पन्त हो तो जेसे 
सुभटकी माताके पुत्र सुभटका सद्भाव होनेसे उप्तका श्राश्रय लेकर किसीके ग्रध्यवसान होता 
है कि मैं सुभटकी माताके पुत्रको मारता ह उसी प्रकार बांभके पुत्रका अभाव होनेपर भी 
ऐसा अध्यवसान होना चाहिये “मैं बंध्यासुतको मारता हूं” किन्तु ऐसा श्रध्यवसान तो उत्पन्न 
नही होता श्रर्थात्‌ जब बंध्याका पुत्र ही नही है तो मारनेका भ्रध्यवसान कैसे हो सकता है ? 
इस कारण बाह्यवस्तुके ग्राश्नयके बिता अध्यवसान उत्तन्न नहीं होता; यह हृढ़ नियम बना । 
इसी कारण श्रध्यवसानका ग्राश्नयभूत जो बाह्मवस्तु है उसका प्रत्यंत निषेध कराया गया; 


अशभ्र समयसार 


वस्तु प्राश्रयभूतं । न हि बाह्यवस्त्वनाश्रित्य श्रध्यवसानमात्मानं लभते । यदि बाह्यवस्त्वना- 
ख्रित्यापि अ्रध्यवसानं जायेत तदा यथा वीरसूथुतस्याश्रयभूतस्य सख्भावे वीरधूसूनं हिनस्मीत्य- 
ध्यवसायों जायते, तथा बंध्यासुतस्याश्रयभूतस्यासद्भावेषपि बंध्यासुतं हिनस्मीत्यध्यवसायों 
च, वस्तुतः, तु, बन्ध, अध्यवसान, बन्ध । मूलधालु - प्रति इण गतौ, भू सत्ताया, अस्‌ भुवि । पदविवरण-- 
वत्थु वस्तु-द्वितीया एकवचन । पदुच्च प्रतीत्य-असमाप्तिकी क्रिया। ज यतू-प्रथमा एक०। पुण पुत्र - 


व्यय । अज्मवसाणं अध्यवसान-प्रथमा एक०। दु तु-अव्यय । होदि भवति-वर्तमान लट अन्य पुरुष 
एकवचन क्रिया । जीवाणं जीवाना-षष्ठी बहुण । ण य न च-अव्यय । वत्थुदों वस्तुत -पचम्यर्थ अव्यय । 


ब_गनगननी+-++लननऊ--+ा “3० “०-०० “>> “ओ+ >> कं आ 


क्योंकि कारणके प्रतिषेघसे हो कार्यका प्रतिषेध होता है । देखिये--बंधहेतु श्रध्यवसानको हेतु 
पना होनेपर भी बाह्य वस्तु बंधका हेतु नहीं है, क्योकि जैसे कोई मुनीन्द्र ईय[समितिरूप 
प्रवतं रहा है उसके चरणसे हना गया जो कालका प्रेरा अतिवेगसे शीघ्र श्राकर पडा कोई 
उड़ता हुआ जोव मर गया, तो भी उसके मर जानेसे मुनीश्वरकों हिसा नही लगती सो बधके 
कारराभूत प्रध्यवसायके कारणभूत बाह्मवस्तुकी बन्धकारणता न होनेसे बाह्य वस्तुकों बंधका 
कारणपना माननेमें प्रनैकांतिक हेत्वाभासपना ग्राता है । ग्रतः जोवका ग्रत-द्वावरूप बाह्य वस्तु 
बंधका कारण नही है । जीवका तद्भावस्वरूप अ्रध्यवसान हो बंधका कारण है । 

भावार्थ --निश्चयन यसे बन्धका हेतु तो भ्रष्यवसान ही है । बाह्य वस्तुएं अ्रध्यवसान 
के प्राश्रयभूत हैं, उनमें उपयोग देनेसे ग्रध्यवसान व्यक्त होता है, इस कारण बाह्य बस्तु उप- 
चारसे ग्रध्ययसानका कारण कहा जाता है । बाह्य वस्तुके बिना निराश्रय यह ग्रध्यवसान नहीं 
होता । इस कारण बाह्य वस्तुका त्याग कराया गया है। यदि बन्धका कारण बाह्य वस्तु ही 
कहा जावे तो कोई मुनि ईर्यासमितिसे यत्न कर गमन करता हो उस समय उसके पैरोके 
नीचे कोई उड़ता जीव झा पड़ा और मर गया तो उसकी हिसा मुनीश्वरको क्यो नही लगती ? 
सो यहाँ बाह्य दृष्टिसे देखा जाय तो हिंसा हुई, परन्तु मुनिके हिसाका अध्यवसान नही है, 
इसलिए बह जीवका मरणरूप परघात बंधका कारण नही है । हाँ बाह्य वस्त॒ुके बिना निरा- 
श्रय अ्रध्यवसाय प्रकट नहीं होता, इसलिये बाह्यवस्तुका निषेध करना उपदेशमे बतापा है । 

प्रसंगविधररशा--पश्रनन्त रपूर्व गाथामें बताया गया था कि अब्रताध्यवसाय पापबन्धका 
हेतु है भोर ब्रताध्यवसाय पुण्यबंधका हेतु है। प्रब इसीके समर्थन व श्रन्ययोगव्यवच्छेदके लिये 
इस गायाका प्रवतार हुप्रा है । 

तथ्यप्रकाश-- (१) श्रध्यवसाय ही कमंबन्धका निमित्त है। (२) पंचइन्द्रियके विष- 
भूत चेतन प्रचेतन बाह्य पदार्थ कर्मबन्धका निमित्त नहीं है। (३) बाह्य पदार्थ तो कमंबन्धके 


बन्धाधिकार है | 


जायेत । न व्‌ जायते । ततो निराश्रयं नास्ट्यध्यवतानमिति प्रतिनियम: | तत एवं चाध्यच- 
सानाश्रयभूतस्य बाह्यवस्तुनोःत्यंतप्रतिषेष:, हेतुप्रतिषेघेनेव हेतुमत्मतिषेधातू । न च बन्धहेतु- 
हेतुत्वे सत्यपि बाह्य वस्तु बंधहेतुः स्पाद्‌ ईर्यासमितिपरिणतयद्रींद्रपदव्यापाद्यमानवेगापतत्का- 
लचोदितकुलिंगबद्‌ ब्राह्मवस्तुनो बंधहेतुहेतोरप्यबंधहेतुत्वेन बंधहेतृत्वस्यानैकांतिकत्वात्‌ । श्रतों 
न बाह्यवस्त जीवस्यातद्भावो बंधहेतु: । अध्यवसानमेव तस्य तड्भावो बंधहेतु: ॥ २६५ ॥। 


बधों बन्ध.-प्रथमा एक०। अज्भवसाणेण अध्यवसानेन-तृतीया एक० । बंधों बन्ध:-प्रथमा एक० । अत्वथि 
अस्ति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन क्रिया ॥ २६५॥ 





निर्मित्तमृत भ्रध्यवसायका विषयरूप कारण है श्रर्थात्‌ ग्राश्नयभूत कारण है । (४) बाद्दवस्तु 
का त्याग ग्रध्यवसायको हटानेके लिये किया जाता है। (५) बाह्य पदार्थ व्यक्त प्रध्यवसायका 
ग्राश्नयभूत है । (६) अ्रनुपचरित असद्भूत श्रव्यक्त विकारमे बाद्य पदार्थ आश्रयभूत भी नही 
हो पाते । (७) बाह्य वस्तुका भ्राश्नय किये बिना श्रध्यवसान व्यक्त नहीं हो पाता । (७) 
प्रध्यवसायके ग्राश्रयभुत बाह्य वस्तुका मनसे, वचनसे, कायसे त्याग होनेपर प्रध्यवसाय प्रकट 
हो हो नही सकता । (&) बांह्य वस्तु कर्मेबन्धका निमित्त नहीं है, क्योंकि भप्रध्यवसायका 
अभाव होनेपर बाह्यवस्त॒प्रमंग होनेपर भी कमंबन्ध नहीं होता । (१०) बाह्य वस्तु जीवका 
कुछ भी नही है, भ्रतद्धाव है, भ्रतः बाह्यवस्तु बन्धहेतु नहीं होता । (११) अध्यवसान ही 
जीवका तउ्भाव है, विभाव है जो कि वोतरागपरमात्मतत्वसे भिन्न है, भ्रतः प्रध्यवसान हो 
बन्धहेतु होता है। (१२) बाह्य बस्तुके होनेपर नियमसे कमंबन्ध हो एसा भ्रन्वय न होने 
से बाह्यवस्तु कर्मबन्धका कारण नहीं। (१३) बाह्य वस्तुके न होनेपर कर्मबन्ध नहीं हो 
ऐसा व्यतिरेक न होनेसे बाहयवस्तु कर्ंबन्धका कारण नहीं। (१४) बाह्यवस्तु कर्मबन्धका 
ग्राश्नयभूत कारण है, श्रारोपित कारण है, विषयभूत कारण है, परम्परा कारण है । (१५) 
कमंबन्धके निमित्तभूत उदयागत द्रव्यप्रत्ययमें कमंबन्धका निमित्तपना झा जावे इस्रका निमित्त 
ग्रध्यवसाय है इस कारण श्रध्यवसाय कर्मबन्धका मूल कारण है । 

सिद्धांत-- (१) प्राश्नयभूत इन्द्रियविषयोंकोी विकारका कारण कहना प्रारोपित व्यव- 
हार है । (२) कमंबन्धका मूल निमित्त अध्यवसाय विकार है । 

हृष्टि-- १- प्राश्नये आझ्राश्नयी उपचारक व्यवहार (१५१) । २- निमित्तत्वनिमित्तहृष्टि 
(२०१) 

प्रयोग--कर्म बन्धके मूल कारण अध्यवसायके प्रतिषेधके लिये उप्त अ्रध्यवसायके श्राश्र- 
यभूत इन्द्रियविषयोका प्रर्थात्‌ बाह्य समागमोंका त्याग करना चाहिये ॥२६५॥ 


डर ४ समयतार 
एवं बंधहेतुत्बेन निर्धारितस्थाध्यवसानस्य स्वार्थक्रियाकारित्वामावेन मिथ्यात्यं दर्शयति-- 


दुक्खिदसुहिदे जीवे करेमि बंधेमि तह विमोचेमि । 


जा एसा मूढमई णिरत्थया सा हु दे मिच्छा ॥२६६॥ 
दुखो सुखी जोवबोंको, करता हूं बांधता छुड़ाता हूं । 

यहें ऐतो घृढमतो, निरयिका है भ्रतः मिथ्या ॥२६६॥ 
दुःखितसुखितान्‌ जीवान्‌ करोमि बंधयामि तथा विमोचयामि, या एपा मृढमति' निरथिका सा खलु ते मिथ्या । 
परानु जीवान्‌ दुःखयामि सुखयामीत्यादि बंधयामि विमोचयामीत्यादि वा यदेतदध्यव- 
सान॑ तत्सवंम्पि परभावस्थ परस्मिन्नव्याप्रियमाणत्वेन स्वार्थक्रियाकारित्वाभावात्‌ खकुसुमं 
77 आामसज्ञ- दुक्खिदसुहिद, जीव, तह, ज, एता, मूढमइ, णिरत्थया ता, हु, तुम्ह, मिच्छा । धातु- 
धंज्ञ--कर करगो, बन्ध बन्धने, वि मुंच त्यागे । प्रातिपदिक--द.खितसुखित, जीव, तथा, यत्‌, एतत्‌, मूढ- 
मति, निरथिका, तत्‌, खलु, मिथ्या । घूलधातु--डुकूअआ करण, बन्ध बन्धने, वि मुच्न मोक्षणे तुदादि। 
पबबिवरण--दुक्खिदसुहिदे दुखितसुखितानु-द्वितीया बहु० | जीवे जीवानु-द्वि० बहु०। करेमि करोमि- 





उक्त प्रकारसे बंधकारणपनेसे निश्चय किये गये ग्रध्यवसानका अपनी अथेक्तियाकारिता 
न होनेसे मिथ्यापना यहाँ दिखलाते हैं--मैं [जोबान| जीवोंको [दु्खतसुखितान्‌ | दुःखी 
सुखी [करोमि] करता हूँ [बंधयामि] बंधाता हूं [तथा| और [विमोचयामि | छुड्ाता ६ 
[गण एवा ते मृढमति: ] ऐसी जो तेरो मृढ बुद्धि है [सा] वह [निरथिका] निरथंक है अ्रत- 
एवं [खलु] निश्चयसे [मिथ्या] मिथ्या है। 
तात्पर्यं--विकल्पका बाह्यवस्तुके परिणमनपर कोई अ्रधिकार नहीं, किर भो पर- 
' पदार्थमें कुछ करनेका अध्यवसाय करता नियमसे मिध्यात्व है । 
टोकार्थ--१रजीवोको दु.खो करता हूं, सुखी करता हूं इत्यादि, तथा बेंधाता हू, 
छुड़ाता हूं इत्यादि, जो यह अध्यवसान है वह सभी मिथ्या है, क्योंकि परभावका परमें व्या- 
पार न होनेसे स्वाथंक्रियाकारीपनका प्रभाव होनेके कारण “मै ग्राकाशके फूलकों तोडता हु” 
इस अध्यवसायकी तरह वह भूठा है, मात्र श्रपने भ्रनर्थके लिए हो है। भावा्थ--जिस 
विकल्पका जो करनेका भाव है वह जब विकल्पसे होता हो नहीं है तो बह विकल्प निरथ॑ंक 
है, मोही जीव परको दु.खी-सुखी भ्रादि करनेकी बुद्धि करता है, किन्तु परजीव इसके विकल्प 
करनेसे दःखी सुखी नहीं होते तब ऐसो बुद्धि निरर्थक होनेसे मिथ्या है । 
प्रसंगविवरण--पअनन्तरपूर्व गाथामें बताया गया था कि प्रध्यवसान हो कर्मबन्धका 
निमित्त कारण है भ्रौर द्वितीय कुछ भी वरतु बन्धका कारण नहीं है। ग्रब इस गाथामें 


वस्धाधिकार डह५४ 


लुनामीत्यध्यवसान वन्मिथ्यारूप॑ केवलमात्मनोउनर्थायैव ॥॥ २६६ ॥। 


वर्तमान लट उत्तम पुरुष एकवचन । बंधरेमि ब्रन्धधामि विमोचेसि विभोचयामि-वर्तमान लट उत्तम पुरुष 
एक० क्रिया । जा था एसा एपा-प्रथमा एक० । मूढ़मई मृढमति:-प्रथमा एक० । णिरत्थया निरथिका--श्र० 
ए० । सा सा-प्रथमा ए० । हु खलु-अव्यय । दे ते-षष्टी एक० । मिच्छा मिथ्या-प्रथमा एकबचन ॥२६६।। 








सयुक्तिक बताया गया है कि वह अध्यवसाय सब मिथ्या है। 

तथ्यप्रकाश-- (१) जो बात सोचनेसे होती नही उसका सोचना स्वाथेक्रियाकारी नहीं । 
(२) जो स्वार्थक्रियाकारी नही वह मिथ्या है । (३) मैं दूसरे जीबोंको सुखी दुःखी करता हूं 
यह ग्रध्यवसाय भिथ्या है, क्योकि इस श्रध्यवसायका दूसरे जीवपर कोई व्यापार नहीं होता । 

सिद्धान्त--( १) परजीवोके विषयमे उनका कुछ करनेका कुछ भी चिन्तन करता 
भिथ्या है । 

हृष्टि--१- ग्रसंश्लिष्ट स्वजात्यूपचरित अ्रसदूभूत व्यवहार (१२४) । 

प्रयोग--किसी भो जीवके विषयमें दुख सुख श्रादि करनेके घिन्तवन करनेको मिथ्या, 
प्रनथेकारी जानकर इम अ्रध्यवसायकोी छोड़कर ग्रविकल्य ज्ञानमात्र प्रन्तस्तत््वमें उपयोग 
लगाना ॥ २६६ ॥। 

प्रश्त--अध्यवसान अपनो अधेक्ियाका करने वाला किस कारण नहीं है ? उत्तर-- 
[यदि हि] यदि वास्तवमे [जीवाः ] जोव [ अ्रध्यवसाननिमित्त ] खुदके प्रपने श्रध्यवसानके 
निमित्तसे [कर्मशा] कमंसे [बध्यंते] बंधते हैं [च] भोर [मोक्षमार्गं] मोक्षमार्गमें [घ्यिताः] 
ठहर हुए [मुच्यंते | कमंसे छूटते है [तत्‌] तो [त्व॑ कि करोषि| उनमें तू क्या करेगा ?' 
तेरा तो बाधने छोड़नेका ग्रभिभ्राय विफल हुआ्ना । ; 

तात्पयें---जीव अपने ही भावसे कमंसे बँधते व छूटते है, सो कोई उनकी परिणतिका 
विकल्प करता है तो वह निरथ॑ंक है । 

टीकार्थ--'मैं निश्चयतः बँधाता है. छुडाता हू ऐसा जो अध्यवसान है उसकी भ्रर्थ- 
क्रिया जीबोंका बांधना और छुड़ाना है । सो जीव तो इस अभ्रध्यवसायके मौजूद होनेपर भी वे 
अ्रपने सरागवीतरागपरिणामक्रे श्रभावसे न बंधते है, न छूटते है। और अपने सरागवोत राग- 
परिण।मके सद्भावसे तेरे अध्यवसायका श्रभाव होनेपर भो बँधते है तथा छूटते है, इस कारण 
परमे श्रकिचित्करपना होनेसे यह ग्रध्यवसान कुछ भी स्वार्थक्रिया करने बाला नही है। इस 
कारण यह प्रध्यवसान मिथ्या ही है, ऐसा भाव है। भावार्थ--जो हेतु परमे कुछ भी न कर 
सके उसे श्रकिचित्कर कहते है। सो यह बांधने छोड़नेका भश्रध्यवसान परमें कुछ भी नहीं 





ह५६ समयसार 


कुतो नाध्यवसान स्वार्थक्रियाकारि ? इति चेतु-- 
अज्मवसाणणिमित्त जीवा बज्कंति कम्मणा जदि हि। 
मुच्च॑ति मोक्‍्खमग्गे ठिदा य ता कि करोसि तुम ॥२६७॥ 


अ्रध्यवसानसे बँंधते, क्मोंसे जीव छूटते हैं जो । 
मोक्षमार्गमें सुस्थित, उनका फिर क्‍या किया तुमने ॥२६७॥। 
अध्यवसाननिमित्तं जीवा वध्यंते कमंणा यदि हि। मुच्यते मोक्षमार्ग स्थिताश्व तत्‌ कि करोषि त्व ॥२६७।॥। 
यत्किल बंधयामि मोचयामीत्यध्यवसानं तस्यथ हि स्वार्थक्रिया यदबंधनं मोचनं 
जीवानां । जीवस्तु भ्रस्याध्यवसायस्य सद्भावेषपि सरागवीतरागयो: स्वपरिणामयो: प्रभावान्न 


नामसंज्ञ-- अज्भवसाणणिमित्त, जीव, कम्म, जदि, हि, मोक्खमग्ग, ठिद, य, ता, कि, तुम्ह । धातु- 
संश--बज्भ बंधने, मुच त्यागे, कर करणे। प्रातिपदिक--अध्यवसाननिमित्त, जीव, कर्मनु, यदि, हि, 
मोक्षमार्ग, स्थित, च, ततू, किम, युष्मद्‌ । भूलधातु--वन्ध वन्धने, मुच्लु मोक्षण, डकृज करणो। पदवकषिव- 
रण--अज्मवसाणणिमित्तं अध्यवसाननिमित्त-अब्यय यथा स्यात्तथा क्रियाविशेषण । जीवा जीवा.-प्रथमा 


करता । बयोंकि इसके श्रध्यवसाय न होनेपर भी जीव अपने सरागवीतरागपरिणामों द्वारा 
बंध मोक्षको प्राप्त होता है श्रौर इसके अध्यवसाय होनेपर भी जीव ग्रपने सरागवीतरागपरि- 
णामके प्रभाव होनेसे बंध मोक्षको नहीं प्राप्त होता । इसलिये प्रध्यवसान परमे श्रकिचित्कर 
है इसी कारण स्वार्थक्रियाकारी नहीं श्रौर मिथ्या है । 

झ्रब इस झर्थका कलशरूप श्लोक कहते है--भ्रनेना इत्पादि। श्रर्थ- श्रात्मा ड्स 
निरथंक श्रध्यवसानसे मोहित हुमा श्रात्मा ऐसा जगतमें कुछ भी नही है जिस रूप श्रपनेकों 
नहीं करता हो । भावार्थ--यह श्रात्मा मिथ्या प्रभिप्रायसे भूला हुआ ग्रात्मा चतुर्गंति संसारमें 
जितनी प्रवस्थायें हैं, जितने पदार्थ है उन सब स्वरूप हुआ मानता है, अपने विविक्त शुद्धस्व- 
रूपको नहीं पहिचानता । 

प्रसंगलिवरण--प्रनन्तरपूर्व गायामे बताया गया था कि प्रध्यवसाय स्वार्थक्रिया- 
कारी न होनेसे मिथ्या है । झ्रब इस गाथामें यह बताया गया है कि अध्यवसाय स्वार्थंक्रि या- 
कारो कैसे नही है? 

तथ्यप्रकाश--- १-कोई परजीवको बाँधनेका विकल्प करता है सो उसके विकल्प करने 
से यदि परजोव बँध जावे तब यह प्रध्यवसाय स्वार्थक्रियाकारी कहावेगा । २- कोई परजीव 
को मुक्त करानेका विकल्प करता है सो उसके विकल्प करनेसे यदि परजीब मुक्त हो जावे तो 
तब यह प्रध्यवसाय स्वार्थक्रियाकारी कहावेगा। ३- परजीवको बाँधनेका विकल्प करनेपर 


बन्धाधिकार ४५७ 


बध्यते न मुच्यते । सरागवीतरागयो: स्वपरिणाभयो: सद्भावात्तस्थाध्यवसायस्याभावेडपि बध्यते 
मुच्यते च, ततः परश्राकिचित्करत्वान्नेदमध्यवसान स्वार्थक्रियाकारि ततश्च मिथ्यैवेति भाव: ॥ 
प्रनेनाध्यवसानेन निष्फलेन विमोहित: । तत्किचनापि नैवास्ति नात्मात्मानं करोति यत्‌ 
॥१७१॥ ॥॥ २६७ ॥ 


_ बहु० । बर्ज्फति बध्यते-वर्तमान लटू अन्य पुरुष एक७ कर्मवाच्य क्रिया । कम्मणा कर्मणा-तृतीया एक०। 
जदि यदि हि-अव्यय । मुच्चंति मुच्यन्ते-वर्तेमान लटू अन्य पुरुष बहुबचन कमंवाच्य क्रिया। मोक्‍्खमग्गे 
मोक्षमार्ग--सप्तमी एक० । ठिदा स्थिता.-प्रथमा बहु० । य च ता तत्‌ू-अव्यय । कि-अव्यय या प्र० एक० । 
करोसि करोषि-वर्तमान लट मध्यम पुरुष एक० क्रिया । तुम त्व-प्रथमा एकवचन ॥| २६७ ॥। 
भी परजीवके सराग परिणाम न हो तो वह नहीं बंघ सकता सो वह अध्यवसाय स्वार्थ- 
क्रियाकारी न रहा । ४- परजीवको मुक्त करनेका विकल्प करनेपर भी परजीवके वोतराग- 
परिणाम नही होता तो वह मुक्त नही हो सकता सो यह प्रध्यवसाय स्वार्थक्रियाकारों न 
रहा । ५-किसीका ग्रध्यवसाय परजोवमें कुछ कर नही सकता, इस कारण श्रध्यवसाय स्वार्थ- 
क्रियाकारी नही प्रौर इसी कारण मिथ्या है । 

सिद्धान्त-- १- जीवके भ्रध्यवसायका निम्मित्त पाकर पौदगलकार्माणवर्गणायें कमंरूप 
बँधतो है । २- बीतरागपरिणामके निर्मित्तसे कर्मबन्ध हट जाते है। ३- परके ग्रध्यवसाय 
का स्व आत्मामें कोई प्रभाव नही होता । 

दृष्टि-- १-उपाधिसापेक्ष अ्रशुद्ध द्रव्याथिकनय व निमित्तदृष्टि (४३, ५३श्र) | २-शुद्ध 
भावनापेक्ष शुद्ध द्रव्याथिकनय व नि्ित्तदष्टि (२४ब, ५४३प्न)। २-परद्रव्यादिग्राहक द्रव्या- 
धिकनय (२९) । 

प्रयोग--अध्यवसाय स्वार्थक्रियादारोी नही होता यह जानकर गअ्रध्यवस्तायको हटाकर 
ग्रविकार ज्ञानस्वभावकोी दृष्टि करना ॥॥| २६७ ॥| 

ग्रब पूव॑ंगाथोक्त शभ्रर्थकों प्रगटरूपसे गाथामें कहते हैं:---[जीवः | जीव | भ्रध्यवसानेन ] 
ग्रध्यवसानसे [तियंडनैरयिकान्‌ | तियंद्र नारक [च देवसनुजान्‌] ध्रोर देव मनुष्य [सर्वान] 
सभी पर्यायोंको [ज] और [नैकबिधं पुण्य पाप] श्रनेक प्रकारके पुण्य पापोंको [करोति] करता 
है [तथा च| तथा [धर्माधमं] धर्म अधर्म [जीबाजीबी] जीव भ्रजीव [चर] प्रोर [भ्रलोकलोकं] 
प्रलोक लोक [सर्वान्‌] इन सभी को [जोवः] जीव [ अध्यवसानेन] प्रध्यवसानसे [आत्मानं] 
ग्रात्मस्वरूप [करोति] करता है । 

तात्पयं--मोही जीव जिस परको व परभावको प्रात्मरूप मानता है वह उसी रूप 


४४५८ समयसार 


सब्बे करेह जीवों अज्मबसाणेण तिरियंशेरयिए । 
देवमगुये य सब्बे पुण्णं पाव॑ च गोेयविहं ॥२६८॥ 
धम्माधम्मं व तहा जीवाजीबवे अलोयलोयं च॑ । 


मब्बे करेइ जीवो अज्मवसाणेण अप्याणं ॥२६६॥ (युगलम्‌) 
अध्यवसितसे प्राणी, सब कुछ करता हि जीव श्रपनेको । 
पशु नारक देव मनुज, नानाविध पुण्य पापोंकों ॥२६८॥। 
धमं श्रधर्म हि श्रथवा, जीव श्रजीव व अलोक लोक तथा । 
प्रष्यवसितसे प्राररी, भ्रपनेकी सर्व कर लेता ॥२६६॥ 
सर्वान्‌ करोति जीवो<ध्यवसानेन तिर्यड नैरयिकान्‌ । देवमनुजाश्च सर्वानु पुण्य पाप च नैकविध ॥२६५॥ 
धर्मार्म च तथा जीवाजीवौ अलोकलोक च । सर्वानु करोंति जीव' अभ्यवसानेन आत्मान ॥०६६९॥ 
यथायमेव क्रियागर्भाहस।ध्यवसानेन हिसकम्‌ इतराध्यवसानंरितरं च॒ आत्मात्मान॑ 
कुर्यात्‌, तथा विपच्यमाननारकाध्यवसानेन नारकं, विपच्यमानतिर्यंगरध्यवसानेन तिर्यत्त, विपच्य- 


नामसंज्ञ-सव्व, जीव, अज्मवसाण, तिरियणेरयिये, दवमणुय, य, सब्व, पुण्ण, पाप, च, णयविह, 
धम्माधम्म, च, तहा, जीवाजीव, आलोयलोय, च, सब्व, जीव, अज्भवसाण, अप्प । धातुसंज्ञ-कर करण । 


ग्रपनिको करने वाला कहा जाता है | 

टोकार्थ--जैसे यह ग्रात्मा ऐसे याने पूर्वोक्त क्रिया वाले हिसाके ग्रध्यवसानसे अपने 
को हिसक करता है, शोर भ्रन्य अध्यवसानोंसे यह ब्रात्मा अपनेको अन्य बहुत प्रकार करता 
है; उसी प्रकार उदयमे झाये हुए नारकके अध्यवसानसे ग्रपनेकों नारकी करता है, उदयमें 
श्राये हुए तिय॑चके अध्यवसानसे भ्पनेको तिय॑च॒ करता है, उदयमें झ्ाये हुए मनुष्यके ग्रध्यव- 
सानसे श्रपनेकी मनुष्य करता है, उदयमे प्राये हुए देवके अध्यवसानसे प्रपनेको देव करता है, 
उदयमें भ्राये हुए सुख भ्रादि पुण्यके प्रध्यव्सानस अपनेको पृष्यरूप करता है, उदयमें झ्राये हुए 
दु:ख भ्रादि पापके अध्यवसानसे अ्रपनेको पापल्‍ूप करता है और उसी प्रकार जाननेमें ्राये 
हुए धर्मास्तिकायके भ्रध्यवसानसे अपनेको धर्माल्यिकायरूप करता है, जाने हुए श्रधर्माध्तिकाय 
के प्रध्यवसानसे प्रपनेको भ्रधर्मास्तिकाय रूप करता है, जाने हुए भन्य जीवके ग्रध्यवसानसे 
अपनेको श्रन्य जीवरूप करता है, जाने हुए पृदगलके भ्रध्यवसानसे अ्रपनेको पुदूगलरूप करता 
है, जाने हुए लोकाकाशके ग्रध्यवसानसे श्रपनेकों लोकाकाशरूप करता है, जाने हुए श्रलोका- 
काशके अ्रध्यवसानसे प्रपनेको अ्रलोकाकाशरूप करता है । भावार्थ--अपना परमार्थरूप नहीं 


बन्धाधिकार ०५६ 


मानमनुष्याध्यवसानेत मनुष्यं, विपच्यमानदेवाध्यवसानेन देवं, विपच्यमानसुखादिपुण्याध्यव- 
सानेन पुण्यं, विपच्यमानदु:खादिपापाध्यवसानेन पापमात्मान कुर्यात्‌ । तर्थव व ज्ञायमानधर्मा- 
ध्यवसानेन धर्म, ज्ञायमानाधमध्यवसानेनाधर्म; ज्ञायमानजीवान्तराध्यवसानेन जीवान्तरं, ज्ञाय- 
मानपुदुगलाध्यवसानेन पुदृगलं, ज्ञायमानलोकाकाशाध्यवसानेन लोकाकाशं ज्ञायमानालोकाकाशा- 





प्रातिपदिक-- सर्व, जीव, अध्यवसान, तिर्यड नैरयिक, देवमनुज, सर्व, पुण्य, पाप, च, नैकविध, धर्माधर्म 
च, तथा, जीवाजीव, अलोकलोक, सत्र, जीव, अध्यवसान, आत्मन्‌ । मूलधातु-डुकूआ करण । पदविव- 
रण - सव्वे सर्वानु-द्वितीया बहु० । करेइ करोति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एकबवचन । जीवो जीव.-प्रथमा 
एक ० । अज्मवसाणेण अध्यवसानेन-तृतीया एकवचन । तिरियणेरयिये तियेडःनैरयिकानू-द्वितीया बहु० । 
देवमणुये देवमनुजानु-द्वि० बहु० । य च-अव्यय । सब्वे मर्वानू-द्वि० बहु० । पुण्ण पृष्यं पाव पाप-द्वि ०तीया 
एक० । णेयविह नैकविधं-द्वधि० ए० । धम्माधम्म धर्माधर्म-द्वि० ए०। च तहा तथा-अव्यय । जीवाजीब 











जाननेसे ग्रज्ञानी झ्रात्मा अपने झ्रापको अनेक अवस्थारूप करता है याने उनमें आपा मान 
प्रवतेता है । 

अब इस श्र्थभवा कलशरूप काव्य कहते हैं-- विश्बात्‌ इत्यादि । श्रथे---मोहमूलक 
सब द्रव्योस भिन्न होनेपर भी यह श्रात्मा जिस श्रध्यवसायके प्रभावसे अपनेको समस्तस्वरूप 
करता है वह भ्रध्यवसाय जिनके नही है वे हो मुनि है । 

प्रसंगविबरणा--अनन्तरपुर्व गाथामे सयुक्तिक बताया गया था कि अध्यवसान स्वाथ्थ- 
क्रियाकारी न होनेसे मिथ्या है | श्रब इन दो गाथाबोंमे बताया है कि जीव श्रध्यवसानसे ही 
अ्रपनेकी नानारूप बनाता है । 

तथ्यप्रकाश-- (१) “मै इसे मारू ” ऐसे क्रियागर्भ हिसाके ग्रध्यवसानके द्वारा यह 
जीव स्वस्वभावसे च्युत होता हुम्ना अपनेको हिसक बना देता है। (२) प्रन्य भी नाना प्रकार 
के क्रियागर्भ अध्यवसानसे स्वस्वभावसे च्यूत होता हुआ्ला उन उनरूप पझ्रपनेको बना देता है । 
(३) नरकगतिकर्मोदयजनित नरकभावोके प्रध्यवसानसे जीव स्वस्वभावसे च्युत होता हुआ्ना 
झ्पनेको नारक बना देता है। (४) तियंग्गतिकर्मोदयजनित भावोके अध्यवसानसे जीव स्ब- 
स्वभावसे च्युत होता हुआ अपनेकों तियँच बना देता है। (५) मनुष्यगतिकरमोदयजनित भावों 
के प्रध्धवसानके द्वारा स्वस्वभावसे च्युत होता हुआ प्रपनेकोी मनुष्य बना देता है। (६) देव- 
गतिकरमोंदयजनित भाबोंके प्रध्यवसानसे स्वस्वभावसे च्यूत होता हुआ्ना श्रपनेको देव बना देता 
है। (७) सातावेदनोयादिपुण्यकर्मोदयजनित सुखादि पुण्यभावके भ्रध्यवसानसे जीव स्वस्वभाव 
से च्यूत होता हुआ प्रपनेको पुण्यरूप बना देता है। (८) प्रसातावेदनीयादिपापकर्मोदयजनित 
प्रभावोके श्रध्यवसानसे जीव स्वस्वभावसे च्यूत होता हुमा प्रपनेकी पापरूप बना देता है। 





४६१० समयसार 


ध्यवसायेनालोकाकाशमात्मान कुर्यात्‌ ॥ विश्वाद्विभक्तोउपि हि यत्प्रभावादात्मानमात्मा विदधाति 
विश्व । मोहैककंदोध्यवसाय एष नास्तीह येषां यतयस्त एवं ॥१७२॥ ।। २६५-२६६ ॥ 
जीवाजीवी-द्वितीया बहुवचन | अलोयलोय अलोकलोक-द्वि० 2० । सब्बे सर्वानु-द्वि० बहु० । करेइ करोति- 
वतेमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० क्रिया। जीवों जीव-प्रथमा एक० | अज्मभवसाणेण अध्यवसानेन-तृतीया 
एक० । अप्पाण आत्मानसु-द्वितीया एकवचन ॥ २६८-२६६ ॥। 


(६) जाने जा रहे धर्मास्तिकायके जाननविकल्पके मोहरूप ग्रध्यवसानसे जीव स्वस्वभावसे च्युत 
होता हुप्ना अपनेको धर्मास्तिकायरूप बना देता है। (१०) जाने जा रहे भ्रधर्मास्तिकायके 
जाननविकल्पके मोहरूप अध्यवसानसे जीव स्वस्वभावसे च्यूत होता हुआ अपनेको श्रधर्मास्ति- 
कायरूप बना देता है। (११) जाने जा रहे अन्य जोवके जाननविकल्पके मोहरूप भ्रध्यवसान 
से जीव स्वस्वभावसे च्यूत होता हुग्ना श्रपनेको अन्‍य जीवरूप बना देता है। (१२) जाने जा 
रहे पुदगलके जाननविकल्पके मोहरूप अध्यवसानसे जीव स्वस्वभावसे च्युत होता हुआ श्रपनेको 
पुदूगलरूप बना देता है। (१३) जाने जा रहे लोकाकाशके जाननविकल्पके मोहरूप अध्यत्र- 
सानसे जीव स्वस्वभावसे च्यूत होता हुमप्ना ग्रपनेको लोकाकाशछप बना देता है। (१४) जाने 
जा रहे श्रलोकाकाशके जाननविकल्पके मोहरूप ग्रध्यवसानसे जीव स्वस्वभावसे च्यूत होता हुप्रा 
अपनेकोी अलोकाकाशरूप बना देता है। (१५) घटाकारपरिणत ज्ञान उपचारसे घट कहा जाने 
की तरह धर्मास्तिकायादिका जाननरूप विकल्प भी उपचारसे धर्मास्तिकायादि कहा जाता है । 

सिद्धान्त-- (१) क्रियागर्भ विपच्यमान ज्ञायमान सम्बन्धी अध्यवसानसे जीव अपने 
को नानारूप कर लेता है । 

हृष्ट--!- अशुद्धनिश्चयनय, उपाधिमापेक्ष अशुद्ध द्रव्याथिकनय (४७, २८) । 

प्रयोग--प रभावविषयक अध्यवसानसे जीवकी नाना दुगंतियाँ जानकर उन श्रध्यव- 
सानोंकी छोडकर ज्ञानमात्र स्वरूपमे आत्ममावना करना॥ २६८-२६६ ॥ 

प्रब बताते है कि अज्ञानरूप श्रध्यवसाय जिनके नहीं है वे मुनि कमंसे लिप्त नही 
होते-- [ एतानि ] ये पृर्वोक्त भ्रध्यवसाय तथा [एक्मादीनि] इस तरहके अन्य भी [ अ्रध्यव- 
सानानि | अध्यवसाय [येषां | जिनके [न संति] नही है [ते मुनयः] वे मुनिराज [प्रशुभेन] 
ग्रशुभ [वा] प्रथवा [शुभेन कर्मणा] शुभकर्मम [न लिप्यंते| लिप्त नही होते । 

तात्पयें---अपनेको परभावरूप नहीं अनुभवने वाले मुनि शुभ व भ्रशुभ दोनो प्रकारके 
कर्मसे लिप्त नही होते । 

टीकार्थ--ये पूर्वोक्त जो तीन प्रकारके प्रध्यवसाय है अज्ञान, प्रदर्शन और अचारित्र, 





बन्धाधिकार ४६१ 


एदाणि ण॒त्यि जेसि अज्मवमाणाणि एवमादीणि । 
ते असुहेण सुहेण व कम्मेण मुणी ण्‌ लिप्पंति ॥२७०॥ 
प्रध्यकसान कहे जो, वे भ्रादिक भ्रन्य सब नहों जिनके । 
शुम अशुभ कर्मसे वे, मुनिजन नहि लिप्त होते हैं ॥२७०॥ 
एतानि ने सति येपरामध्यवसातान्येवमा दीनि । तेठशुभेन शुभेन वा कर्मंणा मुनयों ने लिप्यते ॥२७०॥। 
एतानि किल यानि त्रिविधान्यध्यवसानानि समस्तान्यपि तानि शुभाशुभकर्मबंधनिमि- 
त्तानि, स्वयमज्ञानादिख्पत्वात्‌ । तथाहि, यदिद॑ हिनस्मीत्याध्यवसान तदज्ञानमयत्वेन आ्रात्मनः 
सदहेतकज्मप्त्येकक्रियस्य रागद्वेषविपाकमयीनां हननादिक्रियाणां च विशेषाज्ञानेन विविक्तात्मा- 
ज्ञानादस्ति ताबदज्ञानं विविक्तात्माउदर्शनादस्ति चर मिथ्यादर्शनं, विविक्तात्मानाचरणादस्ति 
* नामसंज्ञ--एत, ण, ज, अज्भवसाण, एव, आदि, त असुह, सुह, व, कम्म, मुणि, ण। घातुसंज्ञ -- | 


लिप लपने, अस्‌ सत्ताया । प्रातिपदिक -एततू, न, यत्‌, अध्यवसान, एवं, आदि, तत्‌, अशुभ, थुभ, व 
कर्मन्‌, मुनि, न । मूलधातु - लिप उपमर्दे, अस सत्तायां। पदविवरण--एदाणि एतानि-प्रथमा बहु० । ण 


वे सभी शभ भ्रशुभ कर्मंबन्धके निमित्त है, क्योकि ये स्वयं ग्रज्ञानादिख्य है। इसोका स्पष्टी 
कररा--जो यह मैं परजीवको मारता हू इत्यादिक अध्यवसान है वह भ्रज्ञानादिरूप है, क्योकि 
ग्रात्मा तो ज्ञानमय होनेसे सत्‌ अहेतुक ज्ञप्तिक्रियामात्र हो है, किन्तु हनना घातना ग्रादि क्रिया 
है थे रागद्रेषके उदयरूप है सो इस प्रकार ग्रात्मा और धातने प्रादि क्रियाके भेदकों न जानने 
से आत्माको भिन्न नही जाननेसे “में परजीवका घात करता हू” भ्रादि ग्रध्यवसान मिथ्याज्ञान 
है । इसी प्रकार भिन्‍न प्रात्माका श्रद्धान न होनेसे वह प्रध्यवसान मिथ्यादर्शन है इसो प्रकार 
भिन्न आत्माके ग्रनाचरणसे वह अध्यवसान मिथ्याचारित्र है श्रौर जो “मैं नारक हुं” इत्यादि 
ग्रध्यवसान है वह भी ज्ञानमय१ना होनेसे सत्‌ ग्रहेतुक एक ज्ञायकभाव आत्माका व कर्मोदय- 
जनित नारकादि भावोंको भ्रन्तर न जाननेसे विविक्त आत्माका शभज्ञान होनेसे भ्रश्नद्धान होनेसे 
प्रनावरण होनेसे अ्रचारित्र है। और फिर जो यह पधर्मंद्रव्य मेरे द्वारा जाना जाता 
है ऐसा भ्रध्यवसाय है वह भी अज्ञानादि रूप ही है, क्योकि ग्रात्मा तो ज्ञानमय 
होनेसे सत्‌ भ्रहेतुक एक ज्ञानमात्र ही है, किन्तु धर्मादिक ज्ञेयमय है, ऐसे ज्ञानज्ञेयका 
विशेष न जाननेसे विविक्त ग्रात्माके अज्ञानसे “मै धर्मको जानता हूं” ऐसा ग्रध्यवसान अज्ञान- 
रूप है, भिन्‍न आत्माके न देखनेसे याने श्रद्धान न होनेसे यह भ्रध्यवसान मिथ्यादर्शन है, और 
भिन्‍न भ्रात्माके भ्रनाचरणसे यह प्रध्यवसान श्रचारित्र है । इस कारणा ये सभी ग्रध्यवसान बंध 
के निमित्तभृत है। जिनके ये अध्यवसान विद्यमान नहीं है वे ही मुनियोंमे प्रधान है याने 


४६२ समयसार 


चाचारित्र । यत्पुनर्नारकोहमित्थाद्यध्यवसानं तदपि ज्ञानमयत्वेनात्मनः सदहेतुकज्ञायकैकभावस्य 
कर्मोदयजनितनारकादिभावानां व विशेषाज्ञानेन विविक्तात्माआानादस्ति तावदज्ञानं विविक्तात्मा- 
दर्शनादस्ति व्‌ मिथ्यांदर्शनं विविक्तात्मानाबरणादस्ति चाचारित्रम । यत्पुनरेष धर्मों ज्ञायत 
इत्याद्यध्यवसानं तदपि ज्ञानमयत्वेनात्मनः सददहेतुकज्ञानैकरूपस्य ज्ञेयमयानां धर्मादिरूपाणां च 
बिशेषाजानेन विविक्तात्माज्ञानादस्ति तावदज्ञानं विविक्तात्मादर्शनादस्ति च मिथ्यादशेनं विवि- 
क्तात्मानाचरणादस्ति चाचारित्र । ततो बंध निमित्तान्येबतरनि समस्तान्यध्यवसानानि । येषामे- 





न-अबव्यय । अत्थि संति-वर्तमान लट अन्य पुरुष बहु० । जेसि येषा-पष्ठी बहु०। अज्मवसाणाणि अध्यव- 
सानानि-प्रथमा बहु० । एवं-अव्यय | आदीणि आदीनि-प्र० बहु० । ते-प्र ० बहु० । असुहेण सुहेण कम्मेण 


मुनिकुंजर हैं। ऐसे कोई-कोई विरले पुरुष सत्‌ अहेतुक ज्ञप्ति एक क्रिया वाले, सत्‌ श्रहेतुक 
एक ज्ञायकभावस्वरूप और सत्‌ प्रहेतुक एक ज्ञानरूप विविक्त आ्रात्माकों जानते हुए उसीका 
सम्यक श्रद्धान करते हुए और उसोका आचरण करते हुए निमंल स्वच्छन्द स्वाधोन प्रवृत्ति- 
रूप उदयको प्राप्त भ्रमंद प्रकाश रूप भ्रन्तरड्भ ज्योतिःस्वरूप है, इसी कारण भ्ज्ञान श्रादिके _ 
अत्यन्त अभावसे शुभ तथा अज्युभ कर्मसे नही लिप्त होते । 

भाबार्थ -- “मैं परको मारता हु” श्रादि ग्रध्यवसान तो क्रियागर्भाध्यवसान है । तथा 
“मै नारक हु” ग्रादि अ्रध्यवसान विपच्यमानाध्यवसान है। तथा “'मै परद्रव्यको जानता हू” 
ग्रादि ज्ञायमानाध्यवसान है | सो इन अध्यवसानोमे जीव तब तक प्रवतंता है जब तक झात्मा 
के रागादिकके तथा प्रात्माके व नारकादिकके तथा गआत्माके व ज्ञेयरूप प्रन्य द्रव्यके भेद न 
जाने । वह अध्यवसाय भेदज्ञानके बिना भिथ्याज्ञानखूप है, मिथ्यादर्शनरूप है तथा मिथ्याचारित्र 
रूप है । ऐसे यह मोही तीन प्रकार प्रवतंता है । जिनके ये अध्यवसान नही है वे मुनिकुजर है, 
वे ही आत्माको सम्यक्‌ जानते हैं, सम्यक्‌ श्रद्धान करते है, सम्यक भ्राबरण करते है । इस 
कारण भज्ञानके ग्रभावसे उत्तम तत्त्वज्ञ ग्रात्मा सम्यग्दशंन ज्ञान चारित्र हुए कमोंसे लिप्त नही 
होते । 





प्रसंगविवरण--प्रनन्तरपूर्व गाथाद्यमे बताया गया था कि यह जोव अज्ञानमय 
भ्रध्यवसायसे भ्रपनेको नानारूप करता रहता था। प्रब इस गाथामे बत्ताया है कि वे ग्रध्यव- 
साय जिन जीवोके नहीं है वे मुनि शुभ श्रशुभ किसी कर्मसे लिप्त नही होते । 

तथ्यप्रकाश-- १- अध्यवसान तीन प्रकारके होते हैं--(१) क्रियागर्भाध्यवयान, 
(२) विपच्यमानाध्यवसान, (३) ज्ञायमानाध्यवसान । २- सत्‌ ग्रहतुक ज्ञप्तिक्रियामानत्र निज 
आत्मामें व रुणदरेषपबपकमयी हनन क्रियादोम प्रन्तर न जाननेके कारण विविक्त प्रात्माका 


बन्धाधिकार ४६३ 
बतानि न विद्यंते त एवं मुनिकुश्षरा: केचन सदहेतुकज्नप्त्यकक्रियं सदहेतुकज्ञायकैकभाव॑ सद- 
हेतुकशानैकरूपं व बिविक्तात्मानं जानंतः सम्यक्पश्यंतो3नुचरंतश्च स्वच्छस्वछुदोद्यदरमंदांतज्यों- 
तिषोध्त्यंतमज्ञानादिख्पत्वाभावात्‌ शुभेनाशुभेन वा कमंणा खलु न लिप्येरनू ॥| २७० ॥ 


शुभेन शुभेन कर्मणा-तृतीया एक० । मुणी मुनय.-प्र० बहु० । ण न-अव्यय । लिप्पति लिप्यन्ते-वर्तमान 
लट्‌ अन्य पुरुष बहुबचन भावकर्मवाच्य क्रिया । २७० ।। 


ज्ञान न होनेसे क्रियागर्भाष्यवसान ग्रज्ञानरूप है, विविक्तात्माका दर्शन न होनेसे क्रियागर्भा 
ध्यवसान मिथ्यादर्शन है, विविक्तात्माका ग्राचरण न होनेसे क्रियागर्भाध्यवसान भिथ्याचारित्र 
है । ३-सत्‌ प्रहेतुक ज्ञायकस्वरूप निज आात्मामें व कर्मोदयजनितनारकादिभावोंमे ग्रन्तर न॑ 
जाननेके कारण विविक्तात्माका ज्ञान न होनेसे विपच्यमानाध्यवसान अज्ञानरूप है, विवि- 
क्तात्माका दर्शन न होनेसे विपच्यमानाध्यवसान मिथ्यादर्शन है, विविक्तात्माका ग्राचरण ने 
होनेसे त्रिपच्यमानाध्यवसतान मिथ्याचीरित्र है। (४) सत्‌ भ्रहेतुक ज्ञानखूप निज आत्माका व 
जेयमय पदार्थंका प्रन्तर न समभनेके कारण विविक्तात्माका ज्ञान न होनेसे ज्ञायमानाध्यवसान 
ग्रज्ञानरूप है, विविक्तात्माका दर्शन न होनेसे ज्ञायमानाध्यवसान मिथ्यादर्शंन है, विविक्तात्मा 
का प्राचरण न होनेसे ज्ञायमानाध्यवसान मिथ्याचारित्र है। (५) अथवा क्रियागर्भाध्यवसान 
मुख्यतया ग्रचारिश्रहूप है। (६) विपच्यमानाध्यवसान मुख्यतया मिथ्यादर्शनरूप है । (७) 
ज्ञायमानाध्यवसान मुख्यतया मिथ्याज्ञानरूप है। (८) जिनके ये अध्यवसानभाव है वे मिथ्या- 
दृष्टि है। (६) ये सभो ग्रध्यवसान कमंबन्धके निर्मित्त कारण हैं। (१०) जिनके ये ग्रध्यव- 
सान नहीं है वे ही मुनिश्रेष्ठ है। (११) जो ज्ञप्तिक्रिया, ज्ञायकस्वरूप, ज्ञानमय विधिक्तात्मा 
को जानते देखते भाचरते है वे शुभ ग्रणशुभ किसी कममसे लिप्त नही होते । 

सिद्धान्त-- (१) ज्ञानमात्र अन्तस्तत्वकी आराधनासे श्रध्यवसानभाव व कमंबन्ध 
दोनो दूर हो जाते है। 

दष्टि-- १- शुद्धभावनापेक्ष शुद्ध द्रव्याथिकनय (२४ब) | 

प्रयोग--ग्रध्यवसान व कर्मबन्धसे हटनेके लिये प्रपनेको ज्ञप्तिक्रिय, ज्ञायकस्वरूप ज्ञान- 
मात्र निखना ॥ २७० ॥। 

प्रशन--वह भ्रध्यवसान क्‍या है ? उत्तर--[ बुद्धिः] बुद्धि [व्यवसायः] व्यवसाय 
[अपि उन] ओर |[प्रध्यवसानं | प्रध्यवसान [च] और [मतिः| मति [विज्ञान] विज्ञान [चित्त] 
चित्त [ मावः] भाव [ञ] श्रोर [परिशामः ] परिणाम [सर्व] ये सब [एकार्थमेव | एकार्थे 
हो हैं याने इनका भ्रथं भिन्‍न नही है, मात्र नामभेद है । 





४६४ समयसार 
किसेतदध्यवसानं नामेति चेदु-- 


बुद्ी ववसाओवि य अज्भवसाणं मई य विण्णाणं । 
एक्कट्मेव सब्बं चित्त भावों य परिणामों ॥२७१॥ 


बुद्धि व्यवसाय अथवा, अध्यवसान विज्ञान चित्त तथा । 
परिणाम भाव झरु सति, ये सब एकार्थवाचक हैं ।२७१॥ 
बुद्धिव्यंबसायोईप च अध्यवसानं मतिश्च विज्ञानं । एकार्थमेव सर्व चित्त भावशच परिणाम. ॥२७१॥ 
स्वपरयोरविवेके सति जीवस्याध्यवसतितिमात्रमध्यवसानं | तदेव व बोधनमात्रत्वाद्‌ 
बद्धि: । व्यवसानमात्रत्वाद्‌ व्यवसाय: । मननमात्रत्वान्मति: । विज्ञप्तिमात्रसत्वाद्विज्ञानं चेतनमात्र 
नामसंज्ञ-बुद्धि, ववसाअ, वि, य, अज्भवसाण, मइ्ट, य, विण्णाण, एकट्ठ, एव, चित्त, भाव, ये, 


परिणाम । धातुसंज्ञ- बुज्म अवगभने, मन्न अवबोधने, चेत करणावबोधनयों । प्रातिपदिक--बुद्धि, व्यव- 
7य, अपि, च, अध्यवसान, मति, च, विज्ञान, एकाथे, एवं, स्व, चित्त, भाव, च, परिणाम । मूलधातु-- 





तात्पयें--बुद्धि व्यवसाय प्रादिक भिन्‍न-भिन्‍न अपेक्षावोसे भ्रध्यवसान भावके ही 
वाचक है । 

टोकार्थ-- स्व और परका भेद ज्ञान न होनेपर जीवको मात्र मान्यता श्रध्यवसान है । 
वही बोधनमात्रपनेसे बुद्धि है, प्रसज़में लगे रहनेसे व्यवसाय है, जाननमाश्रपनेसे मति है, विज्ञ- 
प्तिमात्रपनेसे विज्ञान है, चेतनमात्रसे चित्त है, चेतनके भवनमात्रपनेसे भाव है और परिशमन- 
मात्रपनेसे परिणाम है । इस प्रकार ये सब एकार्थवाचक शब्द है। भावाथें--ये जो बुद्धि 
आ्रादि आठ नाम कहे है वे सभी इस जीवके परिणाम है । जब तक स्व और परका भेद ज्ञात 
न हो तब तक परमें और श्रपनेमे जो एकत्वके निश्चयरूप बुद्धि ग्रादिक होते है वे सब अध्य- 
वसान हो है + 

झ्रब कहते है कि जो प्रध्यवसान त्यागने योग्य कहा गया है सो मानो सब व्यवहार 
का त्याग कराकर निश्चयका ग्रहण कराया गया है--सर्वत्रा इत्यादि । श्रथें“--समस्त वस्तुग्रो 
में जो भ्रध्यवसान हैं वे सब जिनेन्द्र भगवानने त्यागने योग्य कहे है सो ऐसा मै मानता हूं 
कि परके ग्राश्न यसे प्रवर्तने वाला सभी व्यवहार छुडाया गया है। तब फिर यह सत्पुरुष 
सम्यक्‌ प्रकार एक निश्चयको ही निश्चलतासे अंगीकार करके शुद्ध ज्ञानधनस्वरूप भ्रपनी 
आत्मस्वरूप महिमामें स्थिरता क्‍यों नहीं धारण करते ? मभावजार्थ--जिनेश्वरदेवने प्रन्य 
पदार्थोमे जो प्रात्मबुद्धिरूप प्रध्यवसान छुड़ाया है सो ऐसा समझना चाहिए कि पराश्षित 
सभी व्यवहार छुडा दिया है। इस कारण शुद्धज्ञानस्वरूप प्रपने श्रात्मामें स्थिरता रखो ऐसा 











बन्धाधिकार ४६५ 


त्वाच्चित्त । चितो भवनमात्रत्वाद भाव: | चितः परिणमनमात्रत्वात्‌ परिणामः ॥ स्वेत/ध्यव- 
सानमेवमखिल त्याज्यं यदुक्‍्त जिन; तन्मन्ये व्यवहार एवं निखिलोप्यन्याश्रयस्त्याजितः । 
सम्यद निश्चयमेकमेव तदमी निष्कंपमाक्रम्य कि शुद्धज्ञानघने महिम्नि न निजे बध्नंति संतो- 
धृति ॥१७३॥ ॥ २७१ ॥ 


बुध अवगमने, मन ज्ञाने, चिती संज्ञाने । पदविबरण--बुद्धी बुद्धि-प्रथणमा एकवचन | ववसाओ व्यवसाय:- 
प्रथमा एक० । वि अपि य च-अव्यय । अज़्कवसाण अध्यवसान मई मति. विण्णाणं बिज्ञान एकट्ट' एकार्थ 
व सर्व चित्त भावों भाव. परिणामों परिणाम.-प्रथमा एकवचन ।। २७१ ॥ 


शुद्धनिश्चयके ग्रहणाका उपदेश है। यह भ्राश्वयें भी किया है कि जब भगवानने सर्वेविषयोंमें 
प्रध्पवसानको छुड़ाया है तो सत्पुरुष इन भ्रध्यववसानोंको छोड़कर श्रपनेमें स्थिर क्‍यों नही होते ? 

प्रसंगविवरण--प्रनन्तरपूर्व गाथामें बताया गया था कि अध्यवसान जिनके नहीं 
होते वे कमसे लिप्त नही होते । प्रब इस गाथामें उन्हीं अ्रध्यवसानोंका परिचय श्रनेक नामों 
द्वारा कराया गया है । 

तथ्यप्रकाश--१- बुद्धि, व्यवसाय, मति, विज्ञान, चित्त, भाव, संकल्प, विकल्प व 
परिणाम, ये सब अध्यवसानके श्रनर्थान्‍्तर है । २- स्व व परका भेदविज्ञान न होनेपर होने 
वाले निश्चयकों अध्यवसान कहते है । ३-अध्यवसान हो बोधनरूप होनेसे बुद्धि है। ४-प्रध्य- 
वसान ही निश्चयमात्र या चेष्टामात्र होनेसे व्यवसाय कहलाता है। ५- प्रध्यवसान ही मनन- 
मात्र होनेस मति कहलाता है । ६- प्रध्यवसान ही जाननरूप होनेसे विज्ञान कहलाता है । ७- 
भ्रध्ववसान ही चेतनेमात्रको हृष्टिसि चित्त कहलाता है। ५- अध्यवसान हो जीवमें कुछ होने 
मात्रकी दृष्टिसि भाव कहलाता है। &- अध्यवसान ही जीवका कुछ परिणमनकी हदृष्टिसे परि- 
णाम कहलाता है | १०-प्रध्यवसान हो 'यह मेरा है' ऐसा संकल्पगर्भ होनेसे संकल्प कहलाता 
है। ११-भ्रध्यवसान हो हषेविषादादिरूप होनेसे विकल्प कहलाता है। १२-बाह्मवस्तु रागादि 
प्रध्यववसानका विषयभूत कारण है । १३- रागादि भ्रध्यवसान कर्मबंधके निमित्तके निमित्तत्व 
का निमित्त कारण है । १४-उदयागत द्रव्यप्रत्यय नवीन कर्मंबंधका निमित्त कारण है । 

सिद्धान्त-- (१) कर्मंविपाकोदय होनेपर अ्रध्यवसानभाव होता है । (२) ग्रध्यवसान 
भाव होनेपर कमंबन्ध होता है। 

हृष्टि-- १- उपाधिसापेक्ष श्रशुद्ध द्रव्याथिकनय (२४) । २- निमित्तदृष्टि (५३श्र)। 

प्रयोग--भ्रध्ववसान भावकोीं सर्वसंकटोंका मूल कारण जानकर अध्यवसानसे भ्रलग 
होकर भ्रविकार सहज ज्ञानस्वरूपमें आ्ात्मत्वका प्रनुभव कर परम विश्राम पाना ॥ २७१ ॥ 





४६६ समयसार 


एवं ववहारणओ पडिसिद्धों जाण गिच्यणयेण । 
गिच्छयणयासिदा पुण मुणिणो पावंति णिव्वाणं ॥२७२॥ 


निश्चयनयसे जानो, यह सब व्यवहारनय निषिद्ध श्रतः । 

निश्चयनयाश्रयो मुनि, पाते विरवणिपदकों हैं ॥२७२॥ 
एव व्यवहारनय: प्रतिषिद्दों जानीहि निश्चयनयेन । निः्चयनयाश्रिता पुन' मुनय, प्राप्तुवति निर्वाण। 
ग्रात्माश्रितो निश्चयनय:, पराधितों व्यवहारनयः । तत्रव निश्चयनयेन पराश्तितं सम- 
- स्तमध्यवसान बंधहेतुत्वेन मुमुक्षो: प्रतिषेषयता व्यवहारनय एवं किल प्रतिषिद्धः, तस्थापि परा- 


९. >बनत अननिजिलजणणल 5 





नामसंज्ञ- एवं, ववहारणअ, पडिसिद्ध, णिच्छुयणय, णिच्छयणयासिद, पुण, सुणि, णिव्बाण । 
धातुसंज्ञ- जाण अवबोधने, प आवब प्राप्तौ । प्रातिपदिक-- एवं, व्यवहारनग्, प्रतिपिद्ध, लिश्चयनय, निश्च- 
यनयाश्रित, पुनर्‌, मुनि, निर्वाण | भूलधात--ज्ञा अववोधने, प्र आपल व्याप्तो र्वादि | पदबिवरण - एव- 
अव्यय । ववहारणओ व्यवहारनय:-प्रथमा एक० | पडिसिद्धों प्रतिपिद्ध -प्रथमा एक०। जाण जानीहि- 

















ग्रव उक्त गाथार्थका स्पष्टीकरण करते है--[एवं| टस प्रकार याने पूवंकथित रीतिसे 
[व्यवह्ारनय:] व्यवहारनय [निश्चयनयेन] निश्चयनयके द्वारा [प्रतिधिद्ध:] प्रतिपिद्ध 
[जानीहि] जानो. [पुनः] क्योकि [निश्चयनयनयाश्रिता:] निश्चयके ग्राश्रित है. [मुनयः ] 
मुनिराज [निर्बाणं] मोक्षको | प्राप्नुवंति] प्राप्त करते है । 
तात्पर्यं--व्यवहारनये समस्त तर्तवोंकी जानकर उन भेदविकल्पोंस भी परे होकर 
 परमशुद्धनिश्ययनयका आश्रय कर लेने वाले मुनिराज मोक्ष प्राप्त करते है । 
टीकार्थ--आत्माश्रित निश्चयनय है और पराश्चित व्यवहारनय है | वहाँ बधका 
कारणपना होनेसे पराश्चित समस्त श्रध्यवसान मुमुक्षुग्रोको उस गअ्रध्यवसानका निषेध करते 
हुए भ्राचायने वास्तवमे व्यवहारनयका हो निषेध कर दिया है, क्योकि पभ्रध्यवसानकी तरह 
व्यवहारनयके भो पराश्चितपनेका श्रन्तर नहीं है। श्रौर इस प्रकार भी व्यवहारनय निषेध 
करने योग्य है कि श्रात्माश्रित निश्चयनयका ग्राश्रय लेने वाले ही मुक्त होते है और पराश्रित 
व्यवहारनयका श्राश्रय एकातत: कभी मुक्त न होने वाला प्रभव्य भी करता है | भावार्थ-- 
प्रात्माके परके निभित्तसे होने वाले भ्रनेक भाव सब व्यवहारनयके विपय है । इस कारण 
व्यवहारनय तो पराश्चित है श्र जो एक प्रपना स्वाभाविक भाव है वह निश्चयनयका विषय 
है । इस कारण निश्चयनय प्रात्माश्वित है। प्रध्यवसान भी पराश्रित होनेसे व्यवहारनयका 
ही विषय है | इसलिये जो भले प्रकार भप्रध्यवसानका त्याग है वह सब व्यवहारनयका ही 
त्याग है । जो निश्चयके प्राश्रय श्रवर्तते है वे तो कमंसे छूटते है ग्ौर जो एकांतसे व्यवहारनय 


बन्धाधिकार ७४६१७ 


श्रित्वाविशेषात्‌ । प्रतिषेष्य एवं चाय॑, प्रात्माश्रितनिश्चयनयाश्रितानामेव सुच्यमानत्वात्‌, परा- 
श्रितव्यवहा रनयस्यकांतेनामुच्यमानेनाभव्येनाप्याश्रीयमाणत्वाच्च ॥ २७२ ॥ 


आज्ञार्थे लोटू मध्यम पुरुष एक० क्रिया । णिच्छपणयेण मिश्चयनयेन-तृतीया एक० । णिच्छुयणयासिदा 
निध्चयनयाश्रिता -प्रथमा बहु० | पुण पुन.-अव्यय । मुणिणो मुनय'-प्रथमा बहु०। पाव॑ति प्राप्तुवति- 
वर्तमान लटू अन्य पुरुष बहु० क्रिया । णिव्वाणं निर्वाणम्‌-द्वितीया एकवचन ।॥। २७२ ॥। 





के ही ग्राश्नय प्रवर्त रहे है वे कमंसे कभी नहीं छूटते । 

प्रसंगविवरणश--प्रनन्तरपूर्व गाथामे अश्रध्यवसानका ग्रनेक नामोसे परिचय कराते हुए 
प्रध्यवसान छुड़ानेका अ्रधवा अध्यवसान छुड़ानेके लिये भ्रन्याश्रय समस्त व्यवहार ही छुड़ानेका 
संकेत दिया थ। | ग्रब इस गाघामे निश्चयनयकी उपयोगिता दिखाकर व्यवहारनय प्रतिपिद्ध 
किया गया है। 

तथ्यप्रकाश-- (१) यहाँ परद्रव्यका ग्राश्नयकर होते वाला विकल्प व्यवहारनय है । 
(२) यहाँ शद्धात्मद्रव्यका आ्राश्नयकर होने वाला सद्भाव निश्चयनय है । (३) निश्चयनय 
प्र्धात्‌ शुद्धात्मद्रव्यका ग्राश्नय करने वाले मुनि निर्वाणाको प्राप्त करते है। (४) निश्चयनयके 
द्वारा अर्थात्‌ शुद्धात्मद्रव्यके आश्रय द्वारा परद्रव्याश्रित समस्त व्यवहार प्रतिषिद्ध हुआ है। 
(५) पराश्चित व्यवहारनयके प्राश्नयसे साक्षात्‌ निर्वाण नहीं है । 

सिद्धान्त--(१) परद्रव्यत्रिधयक व्यवहार प्रथवा भप्रध्यवसान सब उपचार होनेसे 
मिथ्या है । (२) सहजसिद्धशद्धात्मद्रव्यविषयक उपयोग स्वस॒हजभाव होनेसे भूतार्थ है । 

हृष्टि-- १- अनेक प्रसदुभूतव्यवहार (१२४, १२५, १२६, १२७, १२८ झ्रादि) । 
२- परमशुद्धनिश्वयनय (४४) । 

प्रयोेग-निश्चयचारित्रकी उपयोगितामे ही ध्यान लगाकर परमविश्राम पाना ॥२७२॥ 

प्रश्न--ग्रभव्य जीव व्यवहारनयका कैसे प्राश्रय करता है ? उत्तर--[जिनवरंः] 
जिनेश्व रदेवके द्वारा [ प्रज्ञप्तं] कहे गये [ब्रतसमितिगुप्तयः| ब्रत समिति गुप्ति [शीलतपः] शील 
तपको [कुवंश्नपि] करता हुप्ना भी [अभव्यः] ग्रभव्य जीव [अज्ञानों मिथ्याहृष्टि: तु] प्रज्ञानी 
मिथ्याहृष्टि हो है। 

तात्पयें--निज भ्रविकार सहज ज्ञानस्वभावका श्रनुभवन हो पानेसे ब्रतादिको पालता 
हुआ भो अभव्य अ्ज्ञानी है। 

टीकार्थ--शील तपसे परिपूर्ण तीन ग्रुप्ति पाँच समितिसे संयुक्त, अहिसादिक पाँच 
महात्रत रूप व्यवहारचारित्रको ध्रभग्य भी करे तो भी वह श्रभव्य चारित्रसे रहित, भ्रज्ञानी, 





झ्ध्द समयसार 
कथमभय्येनाशीयते व्यबहारनयः ? इति चेतु-- 
वदसमिदीगुत्तीओो सीलतवं जिणवरेहि पण्णत्त । 
कुब्बंतोवि अभव्वो अण्णाणी मिच्छदिध्टो दु ॥२७३॥ 
जिनवरके बतलाये, ब्रत समिति गुप्ति तथा शील तपको । 
यह श्रभव्य करता भी, श्रज्ञानी मृढहृष्टों है॥ २७३ ॥ 
ब्रतसमितिशुप्तत: शीलतपो जिनवर: प्रज्ञप्त । कुवंन्नप्यभव्योःज्ञानी मिथ्याहष्टिस्तु ॥ २७३॥ 
शीलतप:परिपूर्ण त्रिगुप्तिपंचसमितिपरिकलितमहिसादिपंचमहात्रतरूपं व्यवहारचारि- 
श्रमभव्योडपि कुर्यात्‌ तथापि स निश्चारित्रोउज्ञानी मिथ्याहृष्टिरिव निश्चयचारित्रहेतुभूतज्ञान- 
भ्रद्धानशुन्यत्वात्‌ ॥२७३॥। 


बन जजनन3-.3+--- 





_ नामसंज्ञ--वदसमिदीगुत्ति, सीलतव, जिणवर, पण्णत्त, कुव्वत, वि, अभव्व, अष्णाणि, मिच्छदिद्ठि, 
दु। धातुसंज्ञ -कुव्व करणे। प्रातिपदिक--ब्रतसमितिग्रुप्त, गीलतपस्‌, जिनवर, प्रज्ञप्त, कुव॑न्त्‌, अपि, 
अभव्य, अज्ञानिन्‌, मिथ्याहष्टि, तु । मुलधातु-ड॒क्ृआ करगो। पदविवरण - वदसमिदीगुत्तीओं ब्रनसमि- 
तिग्रुप्तय:-प्रथमा बहु०। सीलतव॑ं शीलतपः-प्रथमा एक० । जिणवरेहि जिनवरे -तृतीया बहु० । पष्णत्तं 
प्रज्ञप्तं-प्रथमा एक० । कृव्वंतो क्वेनू-प्रथणा एक०। वि अपि-अव्यय। अभव्बों अभव्य -प्रथमा एक०। 
अण्णाणी अज्ञानी-प्रथमा एक०। मिच्छदिट्टि मिथ्याहप्टि -प्रथमा एक० । दु तु-अव्यय ॥। २७३ ॥ 








मिथ्यादृष्टि ही है, क्योंकि उसके निश्चयचारित्रका कारणास्वरूप ज्ञान और श्रद्धान नहीं है । 
भाषाथे-- प्रभव्य जीव महाव्रत समिति गुप्ति रूप व्यवहारचारित्रकों पाले तो भी वह निश्चय 
सम्यश्ञान श्रद्धानके बिना सम्यक्चारित्र नाम नही पाता प्रौर ग्रज्ञानो मिथ्यादृष्टि ही रहता है । 
प्रसंगविवरण--प्रनन्तरपूर्वे गाथामे निश्वयनयकी उपयोगिता दिखाकर समस्त पर 
द्रव्याश्रित व्यवहार प्रतिषिद्ध कर दर्शाया गया था कि पराश्रित व्यवहारका तो ग्रभव्य भी 
प्राश्रय करते है बड़े दु्धर तप आ्रादि करते है, किन्तु उनका मोक्ष नही होता । ग्रब इस गाथा 
में उसी व्यवहारनयका भ्रभव्यके द्वारा आ्राश्नव क्रिया जानेकी रीति बताई गई है । 
तथ्यप्रकाश--- १- शील व तपश्चरणसे परिपूर्ण, तीन गृप्ति व पाँच समितिसे युक्त 
प्रहिसादि पञुच महाद्रत व्यवहारचारित्र है। २- ग्रभव्य भी मंद मिथ्यात्व व मदकषायके 
व्यवहारचारित्रका पालन करता है। ३- व्यवहारचारित्रकों पालता हुआ भी श्रभव्य निश्चय- 
चारित्र ही है, क्योकि उसके निश्चयचारित्र हो ही नही सकता । ८-व्यवहारचारित्रको पालता 
हुआ भो श्रभव्य भ्रज्ञानी ही है, क्योकि निश्चयचारित्रका हेतुभूत ज्ञान वहाँ नही है । 
५- व्यवहारघारित्रको पालता हुप्रा भी प्रभव्य मिथ्याहृष्टि ही है, क्योकि निश्चयचारित्रका हतु 


बन्धाधिकार ४६६ 
तस्वेकादशांगज्ञानसस्ति ? इति चेतू--- 
मोक्खे असदृर्हंतो अभवियसत्तों दु जो अधीएज्ज । 
पाठो ण करेदि गुणं असदहंतस्स णाणं तु ॥२७४॥ 


मुक्तिका अश्वद्धानी, प्रभव्य प्राणी पढ़े श्रुताहुनेंको 
पढ़ना गुण नहिं करता, क्योंकि उसे ज्ञानभक्ति नहों ॥२७४॥ 
मोक्षमश्रद्धानो-भव्यमत्त्वस्तु योईधधीयीत । पाठो न करोति ग्रुणमश्रद्धानस्य ज्ञानं तु ॥ २७४ ॥। 
मोक्ष हिन तावदभव्य: श्रद्धत्ते शुद्धज्ञानमयात्मज्ञानशुन्यत्वात्‌ ततो ज्ञानमपि नासौ 
श्रद्धत्ते, ज्ञानमश्रद्धानश्वाचाराद्येकादशांगं श्रतमधीयानो5पि श्रुताध्ययनगुणाभावान्न ज्ञानो स्थात्‌ 


नामसंज्ञ-मोव्ख, असहृहत, अभवियसत्त, दु, ज, पाठ, ण, गुण, असहृहंत, णाण, तु । धातुसंज्ञ-- 
अधि ड़ अध्ययने, कर करणे। प्रातिपदिक-मोक्ष, अश्रद्धान, अभव्यसत्व, तु, यतु, पाठ, न, ग्रुण, अश्र- 
हधान, ज्ञान, तु। सूलधातु- अधि इड अध्ययने अदादि, ड॒कुत्र्‌ करणे । परदविवरण--मोकक्‍्ख मोक्ष- 


भूत श्रद्धान अभव्यके नहीं हो पाता । ६- अभव्यके सम्यक्त्वघातक मिथ्यात्वादि सात प्रकृ- 
तियोका उपशम, क्षय या क्षयोपशम न होनेके कारणा शुद्धात्मत्वकी उपादेयताका श्रद्धान नहीं 
होता, अतः ग्रभव्य भिथ्याहृष्टि ही रहता है । 

सिद्धान्त-- (१) ब्रत समिति गुप्ति झ्रादिमें चारित्रपना कहना व्यवहार है । 

हृष्टि--१- एकजात्याधारे ग्रन्यजात्याधेयोपचारक व्यवहार (१४२) | 

प्रयोग--निश्चयचा रित्रके हेतुभूत शुद्धात्मत्वका श्रद्धान ज्ञान कर सहजात्मस्वरूपके 
प्रनुरूप ज्ञानवृत्तिका सहज पौरुष करना ॥२७३॥ 

प्रश्न---प्रभव्य जीवके तो ग्यारह अंग तकका भो ज्ञान हो जाता, फिर मोक्षमार्गी 
क्यो नहीं है ? उत्तर - [मोक्ष श्रश्नद्ृवानः | मोक्ष तत्त्वकी श्रद्धा नही करने वाला [यः 
अभव्यसत्त्वः | जो ग्रभव्य जीव है वह [अधोयीत तु| शास्त्र तो पढ़ता है [तु] परन्तु [ज्ञार्ने 
अश्रद्धधानस्य] ज्ञानस्वभावकी श्रद्धा नहों करने वाले अ्रभव्यक्रा [पाठः] शास्त्रपठन [गुण न 
करोति| गुण नही करता । 

तात्पर्यं-- ग्रविकार सहज ज्ञानस्वरूपमें अपनों श्रद्धा न होनेसे प्रभब्यका ज्ञान भी 
गुणकारी नही है। 

टोकार्थ--प्रथम तो अभव्य जीव निश्चयत: शुद्ध ज्ञानमय आरात्माके ज्ञानसे शून्य होने 
से मोक्षका हो श्रद्धान नहीं करता इस कारण अश्रभव्य जीव ज्ञानकी भो श्रद्धा नही करता । 
धोर ज्ञानका श्रद्धान न करने वाला ग्रभव्य भ्राचारांगगो भ्रादि लेकर ग्यारह प्रंगरूप श्रुतको 


४३० समयसार 


स किल गुणः श्रुताध्ययनस्य यद्विविक्तवस्तुभृतज्ञानमयात्मज्ञानं तच्च विविक्तवस्तुभूतं ज्ञानम- 
श्रद्धानस्याभव्यस्य श्रुताध्ययनेन न विधातं शक्‍्येत ततस्तस्य तदृगुणाभाव:, ततश्च ज्ञानश्रद्धा- 





द्वितीया एक०। असहहंतो अश्रद्धान.-प्रथमा एक० । अभवियसत्तों अभव्यसत्त्व,--प्रथमा एक०। दु तु- 
अव्यय । जो य.-प्रथमा एक० । अधीरज्ज अधीयीत-लिड विधौ अन्य पुरुष एक० क्रिया । पाठो पाठ - 


पढ़ता हुआ भी शास्त्र पढ़नेके गराके श्रभावसे ज्ञानी नहीं होता। शास्त्र पढ़नेका यह गुण है 
'कि भिन्‍न वस्तुभूत ज्ञानमय आत्माका ज्ञान हो । सो उस भिन्‍न वस्तुभूत ज्ञानकों नही श्रद्धान 
करने वाले प्रभव्यके शास्त्रके पढ़नेसे विविक्त वस्तुभूत ज्ञानमय प्रात्मज्ञान प्राप्त किया जाना 
शकक्‍्य नहीं । इसी कारण उसके शास्त्र पढ़नेका जो भिन्न आत्माका जानना गुण है, वह नहीं 
है भौर इस कारण वह नहीं है शौर इस कारगणा सच्चे ज्ञान श्रद्धानके प्रभावसे वह प्रभव्य 
प्रज्ञानी ही है यह निश्चित है। भावार्थ--ग्रभव्य जीव ग्यारह भंग भी पढ़ ले तो भी उसके 
घुद्ध भ्रात्माका ज्ञान श्रद्धान नही होता इस कारण उसके शास्त्रकों पठनसे गुर नहीं हुग्ना । 
इसी कारणा वह भ्ज्ञानी ही है | 

प्रसंगविवरण--प्रनन्तरपूर्व गाथामें बताया गया था कि व्यवहारचारित्रकों पालता 
हुप्ना भी ग्रभव्य ग्रज्ञानी व मिथ्यादृष्टि ही है। अब इस गाधथामे उसोके सम्बन्धम बताया है 
कि भ्रभव्यका एकादश अंगका अध्ययन भी गृणकारी नहीं है । 





तथ्यप्रकाश-- २-अभव्य जीवको मोक्षका यथार्थ श्रद्धान नहीं होता । २-दहादि 
भ्न्‍्य सर्वपरिमुक्त आ्रात्माकी केवल शुद्ध नानमय स्थितिकों मोक्ष कहते है । ३-अ्रभव्य शुद्ध- 


शानमय आत्मज्ञानसे शून्य होनेके कारण न तो मोक्षकों श्रद्धा कर पाता है और न ज्ञानकी 
श्रद्धा कर पात्ता है। (४) श्रुत शास्त्र आगमके गअ्रध्ययतका फल शुद्ध ज्ञानस्वरूपकी श्रद्धा हैं । 
(५) शुद्ध ज्ञानस्वरूपवी श्रद्धा न हो पानेके कारण एकादशांग श्रृतका भी अध्ययन श्रभव्यके 
लिये गुणकारी नहीं हो पाता । (६) गअ्रभव्यके शुद्ध ज्ञानमय पग्रात्माका न तो ज्ञान है और 
न श्रद्धान है, इस कारण ग्रभव्य भ्रज्ञानी मिथ्याहृष्टि हो है। (3) श्रभव्यके दर्शनमो हनी पका 
उपशम क्षय क्षयोपशम न होनेसे वह मिथ्याहृष्टि ही रहेगा । 

सिद्धान्त--(१) पअभव्य जीव विकारभावोमे ही आत्मत्वका श्रद्धान बनाये रहनेके 
कारण सदा श्रशुद्ध ही रहता है । (२) मन, वचन, कायकी क्रियायें निश्चयचारिश्रका हेतुभत 
नही हैं । फिर भी उन्हें चारिश्र कहना व्यवहार है । 

टेष्टि--!- अशुद्धनिश्चयनय (४७) । २- एकजात्याधारे श्रन्यजात्याधेयोपचारक 
व्यवहार (९४२) । 





बन्धाधिकार ४७४१ 
नाभावातु सोउज्नानीति प्रतिनियतः ॥२७४॥ 





#-->००२३६२-८२- ३२०७० २ नक्सली 


प्रथमा एक ० । ण न-अब्यय । करेदि करोति-वर्तमान लटू अन्य पुरुष एक० , ग्ुणं-द्वितोया एक० । असह- 
हतस्स अश्रदृधानस्य-पप्टी एक० । णाण ज्ञान-प्रथमा एकवचन । तु-अव्यय ॥ २७४ |। 


प्रयोग--शुद्ध ज्ञानमय मोक्षके लिये शुद्ध ज्ञानमय गअन्तस्तत्वका आत्मरूपसे श्रद्धान 
ज्ञान श्राचरण करना॥ २७४ || 

प्रश्त--उस अभव्यके धर्मका तो श्रद्धान होता है उसके कंसे निषेघ किथा जा रहा 
है ? उत्तर-- [सः] वह ग्रभव्य जीव [मोगनिमित्त |] भोगके निमित्तरूप [धर्म| धमंको 
[श्रददधाति च] श्रद्धान करता है [ प्रत्येति च| प्रतीति करता है [रोच्रयति ञ्ञ] रुचि करता है 
[पुनश्च |] और [स्प्रशति | स्पशंता है [तु] परन्तु [कर्मक्षयनिमित्त ] कर्मक्षय होनेका निभि- 
त्तरूप धर्मका [न] श्रद्धान श्रादि नही करता । 

तात्पर्यं--सहज ज्ञानस्वभावका परिचय नहीं होनेसे प्रभव्य ज्ञानस्वभावरूप धर्मकी 
श्रद्धा नही कर पाता । 

टीकार्थ--भ्रभव्य जीव नित्य हो कम ग्रौर कर्मफलचेतनारूप बस्तुकी श्रद्धा करता है, 
परन्तु नित्य ज्ञानचेतनामात्र वस्तुका श्रद्धान नही करता, क्योंकि ग्रभव्य जोव नित्य ही स्व- 
परके भेदज्ञानके योग्य नही है । इस कारण वह अभव्य कर्मक्षयके निमित्तभूत ज्ञानमात्र भूताथ 
घरंको भ्रद्धान नहीं करता, परंतु भोगके निमित्तभूत शुभ कमंमाश्र असत्यार्थ धर्मको ही श्रद्धान 
करता है | इस कारगा यह ग्रभव्य श्रभूतार्थ धर्मका श्रद्धान, प्रतीति, रुचि, स्पर्शनके द्वारा 
ऊपरके ग्रेवेयक तकके भोगमात्रोंकों पाता है, परन्तु कमेंसे कभी नहीं छूटता | इसलिये इसके 
सत्यार्थ बमंके श्रद्धानका अभाव होनेसे सच्चा श्रद्धान भी नहीं है। ऐसा होनेपर निश्चयन यके 
मिद्धान्तमे व्यवहारनयका निपेधष युक्त ही है। भावार्थ--प्रभव्य जीव कमंचेतना व कर्मफल- 
चतनाको जानता है, परन्तु ज्ञानचेतताको नही जानता, क्योंकि ग्रभव्यके भेदज्ञान होनेकी 
योग्यता नहीं है, इस कारण इसके गुद्ध आत्मीयधर्मका श्रद्धान नहीं है । यह तो शुभ कर्मको 
ही धरम समभकर श्रद्धान बरता है सो मंद कषाय सहित यदि द्रव्यमहात्रत पालन कर ले तो 
उसका फल ग्रैेवेयक तकके भोग पाता है, परन्तु कमेंका क्षय नही होता । इस कारशा इसके 
सत्यार्थ धर्मका भी श्रद्धान नहीं कहा जा सकता, इसीसे निश्चयन॑यके सिद्धान्तमें व्यवहारनय 
का निपेध है । 

प्रसंगविबररणा-- भ्रनन्तरपुर्व गाधामें ग्रभव्यके श्रुताध्ययनको प्रगुणकारी बताया गया 
था । अब इस गाधामें बताया है कि ग्रभव्यके जेसा भी धर्मश्रद्धान संभव है वह पृण्पकछूप 


४७२ सेमयसार 
तस्थ धर्मश्रद्धानमस्तीति चेतु-- 
सदृहदि य पत्तियदि य रोचेदि य तह पुणा य फासेदि । 
धर्म भोगणिमित्त णृ दु सो कम्मम्खयणिमित्तं ॥२७५॥ 
कभी धर्मको श्रद्धा, प्रतोति रुचि वा भुकाव भो करता । 
बह सब भोगनिभित्त हि, पर कर्मक्षय निमित महीं ॥२७५॥ 
श्रदघाति च प्रत्येतिच रोचयति च तथा पुनइ्च स्पुशति | धर्म भोगनिमित्त नतुस कर्मक्षयनिमित्त । 
प्रभव्यों हि नित्यकर्मकर्मफलचेतनारूपं वस्तु श्रद्धत्ते, नित्यज्ञानचेतनामात्र न तु श्रद्धत्ते 
नित्यमेव भेदविज्ञानानहेत्वात्‌ । ततः स कर्मंमोक्षनिमित्तं ज्ञानमात्र भूतार्थ धर्म न श्रद्धत्ते । 
भोगनिमित्तं शुभकर्ममात्रमभृतार्थमेव श्रद्धते । तत एवासो अभूताथंधर्मश्रद्धानप्रत्ययन रोचन- 
स्पशंन॑रुपरितनग्रैवैयकभोगमाज्रमास्कंदेन्न पुन: कदाचनापि विमुच्यते, ततो5स्य भूताथंधरमंश्रद्धा- 





नामसंज्ञ- य, तह, पुणो, धम्म, भोगणिमित्त, ण, दु, त, कम्मदखयणिमित्त । धातुर्ंज्ञ--श्रत्‌ दह 
धारणे, पति इ गतौ, रोय अभिलाषे श्रद्धाया च, फास स्पर्श । प्रातिपदिक - च, तथा, पुनर्‌, धर्म, भोग- 
निमित्त, न, तु, तत्‌, कर्मक्षयनिमित्त । मूलधातु-श्रद्‌ ड्धात््‌ धारणपोषणयो. जुहोत्यादि, प्रति इण गतौ 
अदादि, रुच रोचने, स्पुश् सस्पर्शने तुदादि । पदविवरण--सहृहदि श्रददधाति पत्तियदि प्रत्येति रोचेदि रोच*« 


28.0 लि: के मल] नल न अननन--+- -- -+- 








धमंश्रद्धान भी मोक्षके लिये नही होता । 

तथ्यप्रकाश--१- प्रभव्य जीव भोगके प्रयोजनसे पुण्यरूप धर्मको श्रद्धा करता है । 
२-भ्रभव्यजोब शुद्ध ज्ञानमय धर्मको जानता ही नही है । ३-ग्रभव्यजीव भेदविज्ञानकी योग्यता 
न होनेसे ज्ञान चेतनारूप तत्त्वकी श्रद्धा नही कर सकता । ४-अ्रभव्य सदा कर्मचेतना व कर्म- 
फल चेतनारूप बस्तुकी श्रद्धा करता है । ५- कर्ममोक्षके हेतुभूत ज्ञानमात्र भूता्थेधमंकी श्रद्धा 
प्रभव्यकोी होना श्रसंभव है । ६- ग्रभव्य जीव अभृतार्थधर्मकी श्रद्धा प्रतीति रुचिके बलसे नव 
ग्रेवेयक तक भी उत्पन्न हो सकता, किन्तु भूतार्थधर्मकी श्रद्धा न होनेसे उसको कभी मुक्ति 
नहीं प्राप्त हो सकती । ७- निश्चयचारित्र बिना कितना हो व्यवहारचारित्र हो उसको 
मुक्ति नहीं ग्रत: अनिश्चय प्रतिषेधक है व्यवहार प्रतिषेंध्प है । 

सिद्धान्त--- १- केवल सहज ज्ञानमात्र ग्रन्तस्तत््वकी श्रभेदोपासनाके बलसे व्यक्त 
शुद्ध सिद्ध दशा प्राप्त होती है। २- शुभ अशुभ विकारके झ्ादरसे संसार दशा प्राप्त होती है । 

हेष्टि-- १-शुद्धभावनापेक्ष शुद्ध द्रव्याथिकनय (२४ब) । २- उपाधिसावेक्ष ग्रशुद्ध 
द्रव्याथिकनय, ग्रशुद्धनेश्वयनय (२४, ४७) । 

प्रयोग-- कर्मक्षयके हेतुभुत ज्ञानचेतनामात्र परमतत्त्वके श्रद्धान ज्ञान ग्राचरणसे अपने 


अन्धाधिकार ४७३ 


नाभावात्‌ श्रद्धानमपि नास्ति । एवं सति तु निश्चयनयस्य व्यवहारनयप्रतिषेधों युज्यत 
एवं | २७५ ॥॥ 


यति फासेदि स्पृशति-बर्तमान लद्‌ अन्य पुरुष एक०। धम्म धर्म-द्वितीया एक०। भोगणिमित्त भोगनि- 
मित्त-द्वितीया एक०।ण न दु तु-अव्यय । सो स:-प्रथमा एक०। कम्मवखयणिमित्त कर्मक्षयनिमित्तं- 
द्वितीया एकवचन ॥ २७५ ॥॥ 


जज ननजत+ः अिवजआनिननअविनी न अन्‍नओीा। ओओ- “ कल ऑॉलओओि-+- ४. ७>> अनजान -+ हज न आए आम हट १8 22 कफ 


को सर्वेसंकटहीन बनाना ॥२७५॥। 

प्रश्न--निश्चयनय झर निश्चयनय किस प्रकारसे प्रतिषेध्य प्रतिपेधषक है ? उत्तर-- 
[ भ्राचारादि ज्ञान] आचारांग ग्रादि शास्त्र तो ज्ञान है [च] तथा [जोवादि दर्शन ] जीवादि 
तत्त्व दर्शन [बिज्ञेयं] जानना [च] और [षडजोवनिकाय] छडू जीवनिकाय [चिरित्र] 
चारित्र है [तथा तु] इस तरह तो [ व्यवहार: भराति | व्यवहारनय कहता है [खलु] और 
निश्वयसे [मम श्रात्मा ज्ञान] मेरा आत्मा ही ज्ञान है [मे आत्मा] मेरा ग्रात्मा ही [ दर्शन 
चारित्रं च| दर्शन और चारित्र हे [भ्रतत्मा] मेरा ग्रात्मा हो [ प्रत्याख्यानं | प्रत्याख्यान है 
[में आत्मा | मेरा आत्मा ही [संवरः योग: ] सम्वर और समाधि व ध्यान है । 

तात्पयं--निश्चयनयसे भ्रात्मा ही ज्ञानादि है इसके होनेपर व्यवहार ज्ञान आादिसे 
यह जीव अतीत हो जाता है इस कारण निश्चयनय प्रतिषेषक है । 

टीकार्थ--प्राचारांग आदि शब्दश्रुत ज्ञान है, क्योकि वह ज्ञानका आ्राश्रय है। जीव 
प्रादि नव पदार्थ दर्शन है, क्‍योंकि ये दर्शनके झ्राश्रय हैं । भौर छः जीवनिकाय याने छह काय 
के जीवोकी रक्षा चारित्र है, क्योंकि यह चारित्रका आश्रय है । यह तो व्यवहार है। शुद्ध 
ग्रात्मा ज्ञान है, क्योंकि ज्ञानका आश्रय आत्मा हो है | शुद्ध ग्रात्मा ही दर्शन है, क्योकि दर्शन 
का आश्रय आत्मा ही है | शुद्ध आत्मा ही चारित्र है, क्योकि चारित्रका ग्राश्रय आत्मा हो है । 
यह निश्चय है । श्राचारांग श्रादिकको ज्ञानादिकके आब्राश्रयपनेका व्यभिचार है याने ग्राचारांग 
ग्रादिक तो हो, परन्तु ज्ञान आरादिक नही भी हों, इसलिये व्यवहारनय प्रतिषेध करने योग्य है, 
परन्तु निश्चयनयमे शुद्ध ग्रात्मासे साथ ज्ञानादिकके ग्राश्रयत्वका ऐकांतिकपना है । जहाँ शुद्ध 
प्रात्मा है वहाँ ही ज्ञान दर्शन चारित्र है, इसलिये व्यब॒हारनयका निषेध करने वाला है । यही 
प्रब स्पष्ट करते है--अ्रचारादि शब्दश्रुत एकान्तसे ज्ञानका प्राश्रय नहीं है, क्योंकि झाचारा- 
जूदिकका श्रभव्य जोवके सद्भाव होनेपर भी शुद्ध प्रात्माका ग्रभाव होनेसे ज्ञानका अभाव है । 
जीव ञ्रादि नौ पदार्थ दर्शनका ग्राश्रय नहीं है, क्योंकि श्रभव्यके उनका सद्भाव होनेपर भी 
शुद्धात्माका अभाव होनेसे दर्शनका अ्रभाव है। छहकायके जीवनिकाय याने जीवोंकी रक्षा 


डे ड समयसार 
कीटशो प्रतिवेध्यप्रतिषेधको व्यवहारनिश्चयनयाविति चेत्‌ -- 
आयारादी णाणं जीवादी दंसणं व विण्णेयं । 
अज्जीवणिकं च तहा भणइ चरित्त तु ववहारों ॥२७६॥ 
आदा खु मज्म णाणं आदा मे दंसणं चरित्त च। 
आदा पच्चक्खाणं आादा में संबरो जोगो ॥२७७॥ (युगलम) 
ग्राचारादि जिनागम, ज्ञान व जोवादि तत्त्व है दर्शन । 
घट्कायजीवरक्षा, चारित व्यवहार कहता है ॥२७६॥। 
निश्चयसे आत्मा हो, दर्शन चारित्र ज्ञान है मेरा । 


प्रत्याख्यान भि आत्सा, संबर अरु योग मो आत्मा ॥२७७॥ 


आचारादि ज्ञान जीवादि दर्शन च विज्ञेय । पहजीवनिका च तथा भणति चरित्र नु व्यवहार ॥ २७६ ॥। 
आत्मा खलु मम ज्ञानमात्मा में दर्शनं चरित्र च। आत्मा प्रत्याख्यान आत्मा मे सवरा योग ।।| २७७ || 


आचारादिशब्दश्रतं ज्ञानस्थाश्रयत्वात्‌ ज्ञानं, जीवादयों नवपदार्था दर्शनस्याश्रयत्वादशनं 
षडजीवनिकावरक्षाचा रित्रस्याश्रयत्वात्‌ चारित्रं, इति व्यवहार । शुद्ध झात्मा ज्ञानाश्रयत्वाद्‌ 
ज्ञानं, घ॒द्ध ग्रात्मा दर्शनाश्रयत्वादर्शनं, शुद्ध आत्मा चारित्राश्नयत्वाच्चारित्रमितिं निश्चय: । 
तत्राचारादीनां ज्ञानाश्रयत्वस्थानैकांतिकत्वाद व्यवहारनय: प्रतिपेध्य. । निश्चयनयस्तु शुद्धस्या- 


नामसंज्ञ - आयारादि, णाण, जीवादि, दसण, च, विष्णाय, छज्जीवणिक, चे, तहा, चरित्त, त्‌ 
बवहार, आद, खु, अम्ह, णाण, आद, अम्ह, दंसण चरित्त, च, आद, पन्चकक्‍्वाण, आद, अम्ह, सवर, जोग । 
धातुसंज् - भण कथन । प्रातिषदिक आचारादि, ज्ञान, जीवादि, दर्शन, च, विज्ञेय, पटजीवनिकाय, च 


जारिन्रका आश्रय नही है, क्योंकि उसके मौजूद होनेपर भी ग्रभव्यके शुद्धात्माका अभाव होनसे 
बारित्रका ग्रभाव है। शद्ध प्रात्मा ही ज्ञानका आश्रय है, क्योकि श्राचाराज्ादि शब्दश्रुतका 
सद्भाव होनेपर या अ्सखझ्भाव होनेपर शुद्ध ग्रात्माके सद्भावस हो ज्ञानका सद्भाव है । शुद्ध 
झ्रात्मा ही दर्शनका ग्राश्नय है, क्योंकि जीवादि पदार्थका मद्धाव होने व न होनेपर भी शुद्ध 
प्रात्मा हो दर्शनका सद्भाब है। शुद्ध आत्मा ही चारित्रका आश्रय है, क्योकि छह कायके 
जीवनिकायका याने जीवोंकी रक्षाका सद्भाव होने तथा असदझ्भधाव होनेपर भी घद्घधात्माके 
सद्भावसे ही चारित्रका सद्भाव है । 

भावार्थ--श्राचाराज्भादि शब्दश्रृतका ज्ञान कर लेना, जीवादि पदार्थोंका श्रद्धान करना 
तथा छह कायके जीवोंकी रक्षा कर लेना, इन सबके होनेपर भो ग्यभव्यके सम्यग्जान, सम्य- 
ग्दर्शन, सम्पक्चारित्र नहीं होते, इस कारण व्यवहारनय तो प्रतिषेध्य है । किन्तु शुद्धात्माके 


बन्धाधिकार ४७५ 


त्मनो ज्ञानाञ्राश्रयत्वस्थैकांतिकत्वात्‌ तत्प्रतिषिघक: । तथाहि--नाचारादिशब्दश्रुतं, एकांतेन 
ज्ञानस्याश्रय: तत्सद्भावेष्यभव्यानां शुद्धात्मामावेन ज्ञानस्याभावात्‌ । न जीवादयः पदार्था दर्श- 
नस्थाश्रया:, तत्सद्धावेप्यभव्यानां शुद्धात्माभावेन दर्शनस्याभावात्‌ । न व पड्जीवनिकाय: 
चारित्रस्याश्रयस्तत्स:दू वेप्यभावानां जुद्धात्माभावेन चारिश्रस्यथाभावात्‌ । शुद्ध झात्मैव ज्ञानस्था- 
श्रयः, आचारादिशब्दश्रुतस:्ूवेउ्सद्भावे वा तत्स:्भावेनेव ज्ञानस्य सद्भावात्‌ | शुद्ध आत्मेव 





तथा, चारित्र, तु, व्यवहार, आत्मन्‌, खलु, अस्मद्‌, ज्ञान, आत्मन, अस्मद्‌, दर्शन, चरित्र, च, आत्मन्‌ 
प्रत्याख्यान, आत्मनु, अस्मद्‌, सवर, योग । मूलधातु-भण शब्दार्थ | पदविवरण --आयारादी आचारादि- 
प्रथमा एक ० । णाण ज्ञानं-प्रथमा एक० । जीवादी जीवादि-प्र» ए० । दसण दर्शन-प्र ० 7० । च-अव्यय | 
विष्णोयं विज्ञेय-प्रथमा एक० कृदन्‍्त । छज्णीवाणिक पटजीवनिका-द्वितीया एक०। च तहा तथा-अव्यय । 


(री अछ अनललली 


होनेपर ज्ञान, दर्शन, चारित्र होते ही है, इस कारण निश्चयनय इस व्यवहारका प्रतिपधक है, 
ग्रत: शुद्धनय उपादय बताया गया है । 

प्रसंगविवररणा--अनन्तरपुर्व गाथामें यह बताकर कि अभव्य पुण्यरूप धर्म व्यवहार- 
चारित्रकी धरद्धा भोगनिमित्त करता उससे कर्मक्षय नही है, एक संकेत दिया था कि व्यवहार 
प्रतिपेध्य है व निश्चय प्रतिपेघक है । ग्रब इन दो गाथावोमें बताया है कि वह ॒प्रतिपेध्य 
व्यवहार दर्शन ज्ञान आदि क्‍या है और प्रतिपेघक निश्चय दर्शन ग्रादि क्‍या है ? 

तथ्यप्रकाश-- (१) आचारांग आदि शब्दश्रुत ज्ञानका श्आश्रय, विषय, कारण होनेसे 
व्यवहार ज्ञान कहलाता है अथवा भश्रुतका शाब्दिक ज्ञान व्यवहार ज्ञान कहलाता है । (२) 
जीवादिक नव पदार्थ सम्यक्त्वके ग्राश्नय होनेसे, तिमित्त होनेसे व्यवहारसम्यत्रत्व कहलाता है 
ग्रथता इन नव पदार्थोका पर्यायरूप श्रद्धान व्यवहारसम्यक्त्व कहलाता है | (३) छह जीव- 
निकाय अथवा उनकी रक्षा चारित्रका आश्रय हेतु होनेसे व्यवहारचारित्र कहलाता है | (४) 
व्यवहार ज्ञान श्रादि ज्ञानका ग्राश्नय करते हुए हो यह नियम नहीं, इस कारण यह व्यवहार 
प्रतिपेध्य है । (५) ग्राचारांग आदि शब्दश्नत प्रभव्यके भी ग्रधीत हो जाता है, किन्तु घुद्धा- 
त्मत्वकी प्रतीति न होनेसे बह सम्यग्जान नहीं। (६) जीवादिक नव पदार्थोका पर्यायरूप 
श्रद्धान अ्रभव्यके भी हो जाता है, किन्तु शुद्धात्मत्वकी प्रतोति न होनेसे वह सम्यक्चारित्र 
नहीं । (७) पट्कायजीवरक्षा अ्भव्य भी करते है, किन्तु शुद्धात्मत्वका बोध न होनेसे वहाँ 
सम्यकचारित्र नही । (5५) शुद्धात्मा ही अ्यवा शुद्धात्माक। बोध निश्चय सम्यग्ज्ञान है। (६) 
शुद्धात्मा अथवा शुद्धात्माका श्रद्धान ही निश्चय सम्यग्दशन है। (१०) शुद्धात्मा श्रथवा 
शुद्धात्माकी उपासना निश्चयचारित्र है । शुद्धात्माकी सहजवृत्ति ही प्रत्याख्यान है, संवर है, 


४७६ समयसार 


दर्शनस्याश्रयः, जीवादिपदार्थसद्भावेड्सद्भावे वा तत्सद्धावेनैव दर्शनस्य सखद्भावात्‌ । शुद्ध आात्म॑व 
चारित्रस्याश्रय: घड़जीवनिकायसद्भावेध्सद्भावे वा तत्सद्भावेनंव चारित्रस्य स्भ वात ॥ रागा- 
दयो बंधनिदानमुक्तास्ते शुद्धचिन्मात्रमहोइतिरिक्ताः | आत्मा परो वा किमु तन्निमित्तमिति 
प्रणुन्ना: पुनरेवमाहु: ॥१७४॥ ॥| २७६-२७७ ॥। 


भणइ भणति-वर्तमान लट अन्य पुरुष एकवचन । चारित्त चारित्र-द्वितीया एक० | तु-अव्यय । बबहारे 
व्यवहार -प्रथमा एक० । आदा आत्मा-प्रथमा एक०। खु खलु-अव्यय । मज्कम मम-षष्ठी एक» | णाणं 
ज्ञान-प्रथमा एक० | आदा आत्मा-प्र ० ए०। मे-षष्ठी एक० । दसण दर्शन चरित्त चारित्र आदा आत्मा 
पच्चक्वाण प्रत्याख्यानं आदा आत्मा सबरो संवरः जोगो योग -प्रथमा एक० | मे-ष्प्टी एकवचन ॥॥२७६- 
२७७॥ 


बनन्ननननानानं 


परमयोग है । (११) निश्चयमोक्षमागंमे स्थित श्रात्मावोका नियमसे मोक्ष होता है, किन्तु 
व्यवहारमोक्षमार्गमें ग्थित जीवोंके शुद्धात्मत्वाराधना न हो तो मोक्ष नहीं, इस कारण निश्चय- 
नय प्रतिषेधक है । 

सिद्धान्त--( १) निश्चयमोक्षमार्गमे सहजशुद्धात्मत्वका ग्राश्रय होनेसे शुद्धदशा प्रकट 
होनेका विधान है। 
हष्टि--१- शुद्धनेश्ववनय (४६) । 
प्रयोग--शुद्धात्मत्वकी व्यक्तिके लिये महजशुद्धात्मस्वरूपकी भ्राशाधना करना ॥२७६- 


२७०॥। 

ग्रब अ्रगले कथनकी सूचतिकामें एक प्रश्न रखा जा रहा है--रागादयों इत्यादि । 
प्रथें--रागादिक तो बन्धके कारण कहे गये है और रागादिक शुद्ध चेतन्यमात्र गआ्रात्मासे 
भिन्‍न कहे है तो उनके होनेमे झ्रात्मा निमित्त कारण है या कोई ग्रन्य ? तो ऐसे पूछनेका 
प्राचाय इस प्रकार उत्तर दृष्टन्तपूर्वक कहते हे-- [यथा ] जैसे [स्फटिकमरिः | स्फटिकमणि 
शिद्ध:] स्वयं शुद्ध है वह [रागाद्य:] ललाई भ्रादि रंगस्वरूप [स्वयं न परिणमते] स्वयं 
नही परिणमता [तु] परन्तु [सः| वह | भ्रन्यंः रक्ताविभि: द्रव्ये:] दूसरे लाल आदि द्रब्योके 
द्वारा [रज्यते] ललाई ग्रादि रंगस्वरूप परिणमता है [एवं] इस प्रकार [ज्ञानी] ज्ञानी [शुद्ध:] 
स्वयं शुद्ध है [सः | वह [रागाद्य:] रागादि भावोसे [स्वयं न परिणमते] स्वयं तो नहीं 
परिणमता [तु] परन्तु | भ्रन्यं: रागरादिभिः दोष: भ्रन्य रागादि दोषोके द्वारा [रज्यते] 
रागादिरूप किया जाता है। 

तात्पयं--अपने श्राप भ्रकेला परसंगरहित यह जीव रागादिरूप नहीं परिणमता है, 


बच्धाधिकार ४७७ 


जह फलिहमणी सुद्भो ण सयं परिणमढ़ रायमाईहिं । 
रंगिज्जदि अण्णेहिं दु सो रत्तादीहिं दब्वेहिं ॥२७८॥ 
एवं णाणी सुद्धो ण्‌ सय॑ परिणमइ रायमाईहिं। 
बिक हिं हिं 
राइज्जदि अण्णेहिं दु सो रागादीहिं दोसेहिं ॥२७६॥ (युगलम्‌ ) 
स्फटिक मरिण छुद्ध जैसे, स्वयं न रागादिरूप परिणमता। 
रक्तिम वह हो जाता, भ्रन्यहि रक्तादि द्रव्योंसे ॥२७८॥ 
ज्ञानी मो शुद्ध बेसे, स्वयं न रागादिरूप परिणमता। 
रागी वह हो जाता, भ्रन्य हि रागादि दोषोंसे ॥२७६॥ 
यथा स्फटिकमणि शुद्धों नस्वय परिणमते रागादयेः । रज्यतेः्न्यैस्तु स रक्तादिमिद्रंब्य ॥ २७८ ॥ 
एवं ज्ञानी जुद्धों न स्वयं परिणमते रागाद्य । रज्यतेप्यैस्तु स रागादिभिदोंपेि ॥२७६॥ 
यथा खलु केवल. स्फटिकोपल: परिणामस्वभावत्वे सत्यपि स्वस्थ शुद्धस्वभावत्वेन 
रागादिनिमित्तत्वाभावाद्‌ रागादिभि: स्वय न परिणमते, परद्रव्येणाव स्वयं रागादिभावापन्न- 
तया स्वस्य रागादिनिमित्तभूतेन शुद्धस्वभावात्प्रच्यवयमान एव राभादिभि. परिणम्पते । तथा 
नामसंज्ञ जह, फणिहमणि, सुद्ध, ण, सय, रायमाइ, अण्ण, दु, त, रत्तादि, दव्व, एवं, णाणि, सुद्ध, 
ण, सय, रायमाइ, अण्ण, दु, त, रागादि, दोस । धातुसंज्ञ - परि नम नम्रीभावे, रज्ज रागे। प्रातिपदिक-- 
यथा, स्फटिकमणि, शुद्ध, न, स्वरय, रागाद्य, अन्य, तु, तत्‌, रक्तादि, द्रव्य, एवं, ज्ञानिनु, शुक्क, न, स्वय 


किल्तु ग्रन्य कर्मप्रकृतिविपाकोदयके द्वारा रागादिरूप परिणमाया जाता है । 

टीकार्थ --जंसे वास्तवमें केवल (प्रकेला) स्फटिक पाषाण स्वयं परिणामस्वभावरूप 
होनेपर भी श्रपने शुद्ध स्वभावपनेके कारण रागादिनिमित्तत्वके ग्रभावसे रागादिकोंसे भ्राप 
नही परिणमता याने श्राप ही श्रपने रागादि परिणाम होनेका निमित्त नही है, परन्तु स्वयं 
रागादिभावकी प्राप्त होनेसे स्फटिकके रागादिकके निमित्तभूत परद्रव्यके हो द्वारा शुद्ध स्वभाव 
से च्युत होता हुआ हो रागादि रंगरूप परिणमता है। उसो तरह अकेला गआ्ात्मा परिणमन- 
स्वभावरूप होनेपर भी ग्रपने शुद्ध स्वभावपनेके कारण रागादिनिमित्तपनेके श्रभावसे स्वयं हो 
रागादिभावोसे नही परिणमता याने अपने ग्राप ही स्वयं रागादि परिणामका निमित्त नहीं है, 
परन्तु स्वयं रागादिभावको प्राप्त होनेसे आत्माके रागादिकका निमित्तभूत परद्रव्यके द्वारा ही 
शुद्धस्वभावसे च्युत होता हुआ ही रागादिक भावोरूप परिणमता है। ऐसा ही वस्तुका स्व- 
भाव है। भावाथथ--श्रात्मा परसंगरहित एकांकों तो शुद्ध हो है, परन्तु है परिणाम स्वभाव 
सो जिस तरहका परका निमित्त मिले वैसा ही परिणमता है । इस कारण रागादिकरूप पर- 





इंउप समयसार 


केवल: किलात्मा परिणामस्वभावत्वे सत्यपि स्वस्थ शुद्धस्वभावत्वेन रागादिनिमित्तत्वाभावात्‌ 
रागादिभि: स्वयं न परिशमते परद्रव्येणैव स्वयं रागादिभावापननतया स्वस्थ रागादिनिमित्त- 
भूतेन शूद्धस्वभावात्प्रच्यवमान एवं रागादिभिः परिणम्येत, इति तावदस्तस्वभाव: ॥ न जात 








रागाद्य, अन्य, तू, ततू, रागादि, दोष | मूलधातु-परि णम प्रह्नस्वे जब्दे च भ्वादि, रज रागे दिवादि। 
पदविवरण जह यथा-अव्यय । फलिहमणी स्फटिकमणि.-प्रथमा एक० | सुद्धो शुद्ध -प्रथमा एक०। ण 
न-अव्यय । सय स्वय-अव्यय । परिणमद् परिणमते-वर्तमान लद्‌ अन्य पुरुष एक० । रायमाईहि रागाद:- 
तृतीया बहुबचन । रगिज्जदि रज्यते-बर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एकबचन कर्मवाच्ष्य क्रिया । अप्णेहि अन्य - 


द्रव्य कमंप्रकृतिविषाकके निमित्तसे परिणमता है । जैसे कि स्फटिकमरि श्राप तो केवल एका- 
कार स्वच्छ शुद्ध ही है, परन्तु जब परद्रब्यकी ललाई ग्रादिका डंक लगे तब ललाई प्रादिरूप 
परिणमता है । ऐसा यह परिणममान वस्तुका ही स्वभाव है कि अशुद्ध उपादान ग्रनुकुल 
नि्मित्तके सान्निध्यमे हो विकाररूप परिणमता है। 

प्रब इसी अथंको कलशमें कहते है--न जातु इत्यादि । श्र -- प्रात्मा सूर्यकान्तमणि 
की तरह अपने रागादिकके निर्मित्तभावको कभी नही प्राप्त होता । उस प्रात्माम रागादिक 
होनेका निमित्त परद्रव्यका सम्बन्ध ही है । यह वस्तुका स्वभाव उदयको प्राप्त है. किसीका 
किया हुआ नही है | भाषार्थ--जैसे सूर्यकान्तमणि स्वयं परसगरहित होकर ललाईरूप नहीं 
बनता, किन्तु लालडंकका सन्निधान होनेपर ललाईरूप परिणमता है श्रथवा सूर्यकान्तमणा 
प्रपने आप अग्निरूप नहीं होता, किन्तु सूयंब्िम्बका सान्निध्य होनेपर झ्रग्निरूप परिणमता ऐसे 
ही ग्रात्मा रामप्रकृतिकमंविपाकोदय होनेपर ही रागादिरूप परिगामता है । 

प्रवः कहते है कि ऐसे वस्तुस्वभावकों जानता हुआा ज्ञानी रागादिकको श्रपने नहीं 
करता--इति वस्तु इत्यादि | अर्थ--इस तरह अपने वस्त॒स्वभावको ज्ञानी जानता है, इस 
कारण वह ज्ञानी रागादिककों अपने नहीं करता | अतः: ज्ञानी रागादिका कर्ता नही है । 

प्रसंगविवरण--अनन्तरपूर्व गाथाद्यमं निश्चयनयकी प्रतिपेघकता ब व्यवहारनयकी 
प्रतिषेष्यताका संदर्शन था जिससे यह ध्वनित हुप्ना कि समस्त रागभाव प्रतिपेध्य है । प्रब 
इस गाधामें बताया है कि रागभावमे स्वयं आ्रात्मा निमित्त नहीं है, कोई पर-उपाधिका सग 
ही निर्मित्त है तभी यह सुगमतया प्रतिपेध्य है। 

तथ्यप्रकाश-- (१) सभी पदार्थकों भाँति स्फटिकमशि व ग्रात्मा स्वयं परिणमनस्व- 
भावी है। (२) स्फटिकमणि व झात्मा स्वयं शुद्धस्वभावी होनेसे रागादिमें निमित्त नही है । 
(३) स्फटिक व प्रात्मा रागादिमें निमित्त न होनेसे स्वयंसे हो रागादिख्पसे नहीं परिणमते । 


बन्धाधिकार ४७€& 


रागादिनिमित्त भावमात्मात्मनो याति यथाकंकांत: | तस्मिन्निमित्त परसंग एवं वस्तुस्वभावो5य- 
मुदेति तावत्‌ ॥१७५॥ इति वस्तुस्वभावं स्वं ज्ञानी जानाति तेन सः । रागादीन्नात्मन: कुर्य्या- 
न्‍्तातो भवति कारक: ॥१७६॥ ॥ २७८-२७६ || 


तृतीया बहु० । दु तु-अव्यय । सो स'-प्रथमा एकबचन । रत्तादीहि रक्तादिभि -तृ० बहु० । दब्वेहि द्रव्ये.- 
तृ० बहु०। एक-अव्यय । णाणी ज्ञानी-प्रथमा एक० । सुद्धों घुद्ध -प्र« ए०। ण त-अव्यय । सय स्वय- 
अव्यय । परिणमह परिणमते-वर्लमभान लट अन्य पुरुष एक०। रायमाईहि रागादे -तृ० बहु० । राइज्जदि 
रज्यते-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एक ७ कर्मवाच्य क्रिया । अष्गोहि अन्य:-तु० बहु० । सो स-प्र० एक० । 
रागादीहि रागाद्ये -तृ० बहु० । दोसेहि दोष -जूतीया बहुबचन ॥| २७८-२७६ ॥। 


(४) लाल कागज व रागादिप्रकृतिकर्म स्वयं रागादिभावसे युक्त है सो वह स्फटिक व गात्मा 
के रागादिभावमे निमित्त होता है। (५) लाल कागज व रागादिप्रकृति विपाकका सान्निध्य 
पाकर स्फटिक व ग्रात्मा अपने शुद्ध स्वभावसे च्युत होता हुप्ना ही रागादिभावसे परिणामाया 
जाता है। (६) योग्य उपादानका ऐसा ही स्वभाव है कि अनुकूल निमित्तका सान्निध्य पाकर 
तदनुरूप विकारभावसे परिणम जाता है । (७) स्फटिककी भांति ग्रात्मा परसंग बिना स्वयं 
रागादिरुपसे नहीं परिणम सकता । (५) रागादिभावकी नैमित्तिकताके तथ्यक्रा ज्ञाता पुरुष 
भ्रपनेकों रागादिरूप नही करता, अ्रतः रागादिका अकर्ता है । 

सिद्धान्त-- (१) प्रात्मा जुद्धस्वभाव होनेके कारण स्वयं अ्रस्वभावभावरूप रागादि 
भावका अकर्ता है । (२) रागादिभाव नैमित्तक होनेसे स्वभावभावके आश्रयरों यह हटा दिया 
जाता है । 

दृष्टि---१- ग्रकतू नय (१६०) । २- उपाधिसापेक्ष गशुद्ध द्रव्याथिकनय (२४) । 

प्रयोग---रागादिविका रको नैमित्तिक एराश्नित अस्वभावभाव जानकर उससे उपेक्षा 
करके सहज ज्ञानानन्दस्वभावी अन्तस्तत्त्वमे उपयोगकों रमाना ॥ २७८-२७६ ॥ 

ग्रव ज्ञानीका ग्रकतु त्व इस गाथामें कहते है--[ ज्ञानी | ज्ञानी [स्वयमेव | श्राप हो 
[रागद्वेषमोहू ]) राग हेष मोहकों [वा कषायभावं ] तथा कपाय भावकों [आत्मन:] आत्माके 
[न च करोति] नहीं करता [तिन] इस कारण [सः] वह ज्ञानी [तेषां भावानां] उन 
भावोंका [कारकः न] कर्ता नही है। 

तात्पर्य--ज्ञानी परभावोकों ग्रपना स्वभाव नहीं मानता, अतः वह रागादिका कर्ता 
नही है ! 

टीकार्थ--यथोक्त वस्तुस्वभावकों जानता हुआा ज्ञानी अपने शुद्ध स्वभावसे नहीं 
छूटता, इसलिये राग-हंप-मोह ग्रादि भावोसे अपने श्राप नहीं परिणमता और दूसरेसे भी नहीं 


डेंए0 समयसार 


णु य रागदोसमोहं कुब्वदि णाणी कसायभाव॑ं वा । 
सयमप्पणो ण्‌ सो तेण कारगो तेसि मावाणं ॥२८०॥ 


ज्ञानी स्वयं न करता, अपने रति द्वेष मोह क्रोधादिक । 
इससे यह श्रात्मा उन, भावषोंका है नहीं कर्ता ॥२८०॥ 
नापि रागह्वेपमोंह करोति ज्ञानी कपायभाव॑ वा। स्वयमात्मनों नस तेन कारकस्तेषा भावाना ॥२८०१। 
यथोक्‍त वस्तुस्वभावं जानन्‌ ज्ञानी शुद्धस्वभावादेव न प्रच्यवते, ततो रामगद्वेषमोहादि- 
भावे: स्वय न परिणामते न परेणशापि परिणम्यते, ततप्टंकोत्कीर्सोकज्ञायकस्वभावो ज्ञानी राग 


नामसंज्ञ--ण, य, रागदोसमोह, णाणि, कसायभाव, वा, सय, अप्प, ण, त, कारग, ते, भाव। 
धातुसंज्ञ-कुत्व करणे । प्रातिपदिक--न, च, रागद्रेषमोह, जानिनू, कपायभाव, वा, स्वय, आत्मन्‌, न 





परिणमाया जाता । इस कारण टंकोत्कीणं एक ज्ञायकभावस्वरूप ज्ञानी राग-्वेष-मोह ग्रादि 
भावोंका ग्रकर्ता ही है, ऐसा नियम है । भावार्थ--जब यह प्रात्मा ज्ञानी हुआ तब वस्तुका 
ऐसा स्वभाव जाना कि स्वयं तो भ्रात्मा स्वरूपत:ः शुद्ध है द्रव्यहष्टिसे तो भ्र॒व है पर्यायदृ्टिसे 
परिणमता है सो परद्रव्यके निरमित्तसे रागादिख्य परिणमता है सो प्रब ग्राप ज्ञानी हुप्ना उन 
भाबोका कर्ता नही होता, मात्र उदयमें ग्राये हुए फलोंका ज्ञाता ही है । 

अब कहते है कि अज्ञानी ऐसा वस्तुका स्वभाव नही जानता, इसलिये रागादिभावोका 
कर्ता होता है--इति वस्तु इत्यादि | भ्र्य--प्रज्ञानी ऐसे अपने वस्तुस्वभ|वको नही जानता, 
इस कारण वह भ्ज्ञानो रागादिक भावोंकों ग्रपने करता है, भ्रतः उन (रागादिकों) का करने 
वाला होता है। 

प्रसंगविवरण---अनन्तरपुर्व गाथाद्वयमें बताया गया था कि रागादि विकार नैमित्तिक 
है स्वश्रावभाव नही । अब इस गाधामें बताया है कि वस्तुस्वभावका ज्ञानी रागादिभावका 
कर्ता नही होता । 

तथ्यप्रकाश-- (१) ज्ञानी ग्रात्माको सहज शुद्धस्वरूप जानता है। (२) ज्ञानी विका- 
रोखूवके तथ्यकी जानता है कि ये स्वभावसे नही होते, किन्तु प्रकृतिविपाक्ोदयके निमित्तसे 
होते है । (३) वस्तुस्वभावका ज्ञाता स्वयं रागादिख्पसे नहीं परिणमता और न परके द्वारा 
परिणमाया जाता है। (४) थुद्धस्वभावका झनुभव हो जानेके कारण ज्ञानी शुद्धस्वभावकी 
प्रतीतिसे च्युत नही होता सो रागद्वेंषमोहादि भावोंका प्रकर्ता ही है । 

सिद्धान्त--( १) ज्ञानी ग्रपने आत्मद्रव्यकों निरुपाधिस्वभाव निरखता है। (२) 
प्रात्मद्रव्य टछ्भूशत्कीएंवत्‌ निश्वल एक ज्ञायकस्वभावमात्र है| 


बन्धांधिकार ४छ रे 


हैषमोहादिभावानामकर्तेवेति नियम: ।। “इति वस्तुस्वभावं स्व॑ं नाज्ञानी वेत्ति तेन सः । रागा- 
दीनात्मनः कुर्यादतों भवति कारक! ॥१७७॥ ॥ २८० ॥। 


ततू, ततू, कारक, ततू, भाव । मलधातु--डुकृअ कररो.। पदविवरण---ण न य च-अव्यय । रायदोसमोहूं 
रागद्वषमोहं-द्वितीया एक०। कुव्वदि करोति-वर्तमान लटू अन्य पुरुष एकबचन। णाणी ज्ञानी-प्रथमा 
एक ० | कषायभाव-द्धितीया एक० | वा-अव्यय । सय स्वयं-अच्यय | अप्पणों आऑत्मन:-षष्ठी एक० ।ण 
त-अव्यय । सो सः-प्र० ए० | तेण तेन-तृ० एक० | कारगो कारक -प्र० एक० । तेसि तेषां-पष्ठी बहु० । 
भावाण भावाना-षष्टी बहवचन ॥ २८० ।। 


की न 3 थक लक इज पक # कलम भन 2९२८८ ००८ कल जज मन आ शीतल मम मजा जा अमन आम की 8 क पी अर ली आम 








दृष्टि- १- शुद्धाय (१६८) । २- उत्पादव्ययगौणसत्ताग्राहक शुद्ध द्रव्याथिकनय 
(२२) । 

प्रयोग-- रागादिभावोंको प्लौपाधिकभाव जानकर उनरूप अपनेको नहीं मानना श्रौर 
ध्रपने सहज चैतन्यस्वभावमें रुचि करना || २८० ॥| 


श्रव प्रशानीकी दशाकी इस गाथामें कहते हैः--[रागे चर हेषे त््‌ कषायकर्मंसु चेव 
रागद्वरेष और कधाय कर्मोेके होनेपर [ये भाषाः] जो भाव होते हैं [त्तस्तु| उन रूपोंसे 
[परिणशममान: ] परिणमता हुआझा प्रज्ञानो [रागादीनु] रागादिकोंको [पुनरपि] बार-बार 
[बध्नाति] बांधता है । 

तात्पयं--रागादिकर्मं प्रकृतिका उदय होनेपर रागादिरूप मै हुं इस श्रद्धासे परिणमता 
हुआ ग्रज्ञानी फिर रागादि कर्मोकों बांधता है । 

टीकार्थ--यथोक्त वस्तुस्वभावकों नहीं जानता हुग्ना प्ज्ञानी अपने शुद्ध स्वभावसे 
प्रनादि संसारसे लेकर च्यूत हुम्ना ही है इस कारण कर्मके उदयसे हुए जो राग-द्वेष-मोहादिक 
भाव है उनसे परिणमत्ता ग्रज्ञानी राग-द्वेष-मोहादिक भावोंका कर्ता होता हुझ्ना कमोंसे बंधता 
ही है, ऐसा नियम है। भावार्थ--प्रज्ञानी अपना यथाथंस्वभाव तो जानता नहीं है, परंतु 
कमंके उदयसे जैसा कर्मरस भलके उसको अभ्रपना समझ परिणमता है तब उन भावोका कर्ता 
होता हुग्ना कमसि बंधता ही है, ऐसा नियम है । सावाथें--अज्ञानी अपना यथार्थस्वभाव तो 
जानता नही है, परंतु कमंके उदयसे जैसा कमंरस मलके उसको अ्रपना समझ परिणमता है 
तब उन भावोंका कर्ता हुआ श्रागे भी बार-बार कम बांधता है यह निश्चित है । 

प्रसंगविवरण--्रनन्तरपूर्व गाथामें बताया गया था कि ज्ञानी पुरुष रागादिभावका 
प्रकर्ता है । भ्रब इस गाथामें बताया है कि रागादिकों अपनाने वाला अज्ञानी जीव रागादिका 
कर्ता होता है श्र वह पुनः: कर्मासे बेंघता है । 


डपरे समयसार 


रायह्ि य दोसह्ि य कस्तायकम्मेस चेव जे भावा । 
तेहि दु परिणमंतों रायाई बंधदि पुणोत्रि ॥२८१॥ 


रति श्ररति कषाय प्रकृति-के होनेपर हि भाव जो होते । 
उनसे परिणमता यह, रागादिक बांधता फिर भो ॥२८१॥ 
रागे च हेषे च कषायकर्मसु चेव ये भावा' । तैस्तु परिणममानों रागादीन्‌ बध्नाति पुनरपि ॥ २८१॥ 
यथोक्‍तं वस्तुस्वभावमजानस्त्वज्ञानी झुद्धस्वभावादासंसार॑ प्रच्युत एब । तत: कमबि- 
पाकप्रभवे रागेद्ेषमोहादिभाव: परिणममानोउज्ञानी रागद्वेषमोहादिभावानां कर्ता भवन्‌ बध्यत 
एवेति प्रतिनियम: ।॥॥२८१॥। 


साससंज्ञ- राय, य, दोस, य, कसायकम्म, च, एवं, ज, भाव, त, दु, परिणमत, रायाइ, पुणों, वि । 
धातुसंज्- वन्ध बन्धने | प्रातिपदिक-- राग, च, ढवेंप, च, कपायकर्मन्‌, च, एवं, यत्‌, भाव, ततू, त्‌, परिण- 
ममान, रागादि, पुनस, अपि । मुलधातु- वन्ध बन्धने । पदविवरण--रायम्हि रागे-सप्तमी एकबचन। 
य च एवं दु तु पुणो पुनः वि अपि-अव्यय | दोसम्हि दोपे-सप्तमी एक० । कसायकम्मेसु कपायकर्मसु- 
सप्तमी बहु०। जे ये-प्रथमा बहु० | भावा भावा.-प्र० बहु० । तैंहि तेः-तृतीया बहु० । परिणमतों परिण- 
ममान.-प्रथमा एकवचन। रायाई रागादीनु-द्वितीया बहु० । बंघदि बध्नाति-वर्तमान लटू अन्य पुरुष 
एकबचन क्रिया ॥ २८१ ।॥। 


तथ्यप्रकाश-- १- जो वस्तुस्वभावको नहीं जानता वह प्रज्ञानी है। २- ग्रज्ञानी 
शुद्धस्वभावसे च्युत ही रहता है। ३- शुद्धस्वभावसे च्युन रहनेके कारण प्रज्ञानी क्मंविपाक- 
प्रभव रागद्वेषमोहादि भावोंसे निरगंल परिणमता है । ४- जो रामादिरूपसे परिणम, अ्रपन॑को 
रामादिरूप करे वह रागादिका कर्ता है। ५- भअज्ञानी अपनेको याने रागादिरूप करनेसे कर्मसे 

. बंध जाता है । 

सिद्धान्त-- ?- जीवके विकारभावका निमित्त पाकर कार्माणवर्गणाये कर्मरूप परि- 
णम जाती है | २- रागादिरूऐरोंसे परिणमने वाला क्रज्ञानों है, अज्ञानी रागादिरूपोसे परिशा- 
मता है। 

हैष्टि---!- निमित्तदृष्टि (५३प्न) | २- प्रशुद्धनिश्वयनय (४७) । 

प्रयोग--विका रविपदासे बचनेके लिये शुद्धात्ममावनाका निरन्तर पौरुष करना 
(२८१॥। 

भ्रव पूर्वोक्‍्त गाधाव। समर्थत करते है:--[रागे च द्वेषे ज] राग द्वेष [कर्मसु चेव ] 
ध्रोर कषाय कर्मोके होनेपर [ये भावा:] जो भाव होते है [तेस्तु] उनसे [परिशमसमानः | 





बन्धाधिकार इधर 
ततः स्थितमेततु--- 
रायहि य दोसह्ि य कतायकम्मेसु चेव जे भावा । 


तेहिं दु परिणमंतो रायाई बंधदे चेदा ॥२८२॥ 
रति प्ररति कषाय प्रकृति-के होनेपर हि माव जो होते । 
उनसे परिणमता यह, रागादिक बाँधता झ्ात्मा ॥२८२॥ 
रागे च॒ द्वेषे च कपायकमंसु चेव ये भावा' । तस्तु परिणममानों रागादीन्‌ बध्नाति चेतयिता ॥ २८२॥ 
य इमे किलाज्ञानिन: पुदुगलकमंनिमित्ता रागद्रेषमोहादिपरिणामास्त एवं भूयों राग 
देषमोहादिपरिणामनिभित्तस्थ पुदुगलकमंणो बंधहेतुरिति ॥२८२॥ 


नामसंज्ञ वेदा, शेष पूर्वगाथावत्‌ । घातुसंज्ञ--पूर्व गाथावत्‌ । प्रातिपदिक--चेदा, चेतयितृ, शेष 
पूगाथावत्‌ । मूलधातु--पूर्वगाथावत्‌ । पदविबरण-चेदा चेतयिता-प्रथमा एकबचन, शेष पूर्वगाथावत्‌ 
२८२ || 
परिणामता हुग्ना [ चेतयिता ] श्रात्मा [रागादीन्‌] रागादिकोंको [बध्नाति] बांधता है । 
तात्पयं--कमंप्रकृतिविपाकको अ्रात्मरूप मानता हुग्ना जीव रागादिक कर्मोंको बाँधता 





है! 

टीकार्थ--बास्तवमे जो ये अ्ज्ञानीके पुदूगलकर्मके निम्मित्तसे हुए राग-द्ेष-मोह भ्रादि 
भाव है वे हो परिणाम फिर राग-द्वेष-मोह ग्रादि परिणामके निमित्तभूत पुदुगलकर्म बंधके 
कारण होते है । मावाथं--भ्रज्ञानीके जो कमंनिमित्तक राग-द्वेष-मोह प्रादिक परिणाम होते 
है वे फिर कर्मबंघके कारण होते है । 

प्रसंगविवरणश-- ग्रनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि रागद्वेष श्रादि कषाय कर्मोके 
होनेपर हुए भावोसे परिशममान जीव फिर भी रागादिक कर्मोको बाँधता है । अब इस गाथा 
में उसीके निष्कषंकों प्रसिद्ध करते हैं । 

तथ्यप्रकाश-- १- कर्मविषपाकजभावोंको अ्रभेद बुद्धिसे ग्रात्मरूप मानने वाला कमोँसे 
बेंघता है । २- कर्मविपाकजभावोक़ो ये मेरे है यों प्रपताने वाला जीव भी कर्मेसि बँंधता है । 
३-कमंबन्धका काररा रागादिक है। ४-रागादिक होनेका कारण कर्मोदय है। ५-प्रात्मतत््व 
कर्मबन्धका कारण नही । ६- प्रात्मतत्व कर्मोदयका कायये नहीं। ७- प्रात्मा रागादिका 
प्रकारक है । 

सिद्धान्त-- १- करमंबन्धका निभित्तकारण उदयागत द्रव्यप्रत्यय है । २- उदयागत 
द्रव्यप्रत्मयों में कर्मबन्धनिमित्तत्व होवे उसका निर्मित्तकारण जीवका रागादिभाबोंसे परिणमन्र 


डद्ड समयसार 


कथमात्मा रागादीनासकारक: ? इति चेतू-- 
अपडिक्कमण दुविह अपच्चक्खाणं तहेव विण्णेयं । 
एएगुवसेश य अकारझो वरसिणिश्रो चेया ॥२८३॥ 
अपडिक्कमण दुविह दब्वे भावे तहा अपच्चक्खागों । 
एएगुवसेश य अकारओ वण्णिश्रो चेया ॥२८०॥ 
जाव॑ अपडिक्कमण अपचक्खाणं च दव्वभावाणं । 
कुब्चह आदा ताव॑ कत्ता सो होड़ णायव्वो ै॥२८५॥ ( त्रिकलम ) 
भ्रप्रतिक्रमरण द्विविध है, श्रप्रत्यात्यान भो द्विविध जानो । 
इससे हि सिद्ध यह है, चेतयिता तो श्रकारक है ॥२८३॥ 
द्रव्य साव दो प्रप्रति-क्रमरा तथा श्रप्रत्याव्यान भिदो। 
इससे हि सिद्ध यह है, चेतयिता तो श्रकारक है ॥२८४॥ 
द्रव्य तथा भावोंका, प्रतिक्रमण न प्रत्यार्यान जब तक । 
करता है यह आत्मा, तब तक कर्ता इसे जानो ॥२८५॥ 


१७-७४ ८-3 ८०४ १०४४०: 280%- रूम 254५-९८ 22207 कक 2 आल ६25६८ ०२० बनन८ # को कम कक 723: ये 

नामसंज्ञ--अपडिक्कमण, दुविह, अपच्चक्खाण, तह, एवं, विष्णोय, एल, उबएस, ये, अकारथ, 
वश्णिभ, चेया, अपडिक्कमण, दुविह, दव्व, भाव, तहा, अपच्चक्खाण, एस, उबण्स, ये, अकारअ, बण्णिय, 
जप 223 अजब ज अपर पक ि002-42005 3५ नीम न 26 कप ४४ 22200: 29 





कब 5+ ह>ृश+ल+ ० 


है । ३- जीवके रागादि परिणमन उदयागत द्रव्यप्रत्ययके सान्निध्यमे होते है । 

हेष्टि--१- निमित्तदृष्टि (५३श्र) । २- निमित्तत्वनिमित्तदृष्ट (२०१) । ३-उपाधि- 
सापेक्ष प्रशुद्धदरव्याधिकनय (२४) । 

प्रयोग-- रागादिविकारोंको श्रस्वभावभाव जानकर उससे ग्रात्मीयता न जोड़कर 
शाश्वत ज्ञानस्वभाबमें ग्रात्मत्वका अनुभव करना ॥ २८२ ॥ ह 

प्रश्न-- यदि भ्ज्ञानीके रागादिक फिर कर्मबन्धके कारण है, तो श्रात्मा रागादिकोका 
प्रकारक कैसे है ? उत्तर--[अप्रतिक्रमरणं ] प्रप्रतिक्रमण [द्विविधं] दो प्रकारका [तथेव | 
उसी तरह [प्रप्रत्याख्यान॑] भ्रप्रत्याख्यान भी दो प्रकारका [विज्ञेयं| जानना [एतेन उपदेशेन 
श| इस उपदेशसे [चेतयिता] आत्मा [अकारक: भणितः | प्रकारक कहा गया है । [भ्रप्नति- 
ऋमरां] भ्रप्रतिक्रमणा [द्विविधं | दो प्रकार है [ द्रव्ये भावे] एक तो द्रव्यमे, दूसरा भावमे । 
[तथा अप्रत्याख्यानं |] उसी तरह पप्रत्याख्यान भी दो तरहका है एक द्रव्यमे दूसरा भावमें 


न्धाधिकार डइं८५ 


अप्रतिक्रमणं द्विविधमप्रत्याख्यान तथेब विज्ञेग । एतेनोपदेशेनव चाकारको बणितरचेतयिता ॥| २८३ ॥। 
अप्रतिक्रमण द्विविध द्रव्य भावे तथाउप्रत्याख्यानं । एतेनोपदेशेन चाकारकों वर्णितश्चेतयिता ॥ २८४ ॥ 
यावदप्रतिक्रमणमप्रत्याख्यानं च द्रतव्यभावयो: । करोत्यात्मा तावत्कर्ता स भवति ज्ञातव्य: ॥ २८५ |॥। 

प्रात्मात्मना रागादीनामकारक एवं, श्रप्रतिक्रमणा प्रत्याख्यानयोदेंविध्योपदेशान्यथानुप- 


पत्ते: । यः खलु ग्रप्रतिक़ मणाप्रत्याख्यानयोद्रंव्यभावभेरेन द्विविधोपदेशः स द्रव्यभावयोनिमित्त- 





कअल्‍ज-+-++त+++>+>+-+++ 


चेया, जाव, अपडिक्कमण, अपच्चक्खाण, च, दव्वभाव, अत्त, ताव, कत्तार, तर, णादव्व । धातुसंज्ञ--जाण 
अवबोधने, वण्ण वर्णने, कुब्व करणे, हो सत्ताया । प्रातिपदिक--अप्रतिक्रमण, द्विविध, अप्रत्याख्यान, तथा, 
एवं, विज्ञेय, एततू, उपदेश, च, अकारक, वरणित, चेतयितृ, अप्रतिक्रमण, द्विविध, द्रव्य, भाव, तथा, अप्र- 
व्याख्यान, एतत्‌, उपदेश, च, अकारक, वर्णित, चेतयितृ, यावत्‌, अप्रतिक्रमण, अप्रत्याख्यान, च, द्रव्यभाव, 








जन “नानी अििनान-न तल व 3 9-७ ीन-यिनननी-न- नाक कल. िक--3+ब-पनवना-+>०-नलनन्‍>, 


[एतेन उपदेशेन च्] इस उपदेशसे [चेतथिता] आत्मा [ प्रकारकः वरिषतः| श्रकारक कहा 
गया हैं। [यावत्‌ ] जब तक [ऑप्रात्मा] आत्मा [व्रव्यभावषयो: | द्रव्य श्रोर भावमें [अप्रतिक्रमरं 
च अप्रत्याख्यानं] ग्रप्रतिक्रमण औ्रौर अप्रत्याख्यान [करोति] करता है [तावबतु| तब तक 
[सः | वह ग्रात्मा [कर्ता भवति] कर्ता होता है [ज्ञातव्यः] ऐसा जानना चाहिये । 

तात्पर्य --द्रव्य ग्रप्रत्याख्यान ग्रादि निभित्त है और भाव प्रप्रत्याब्यान श्रादि नैमि- 
त्तिक है इस उपदेशसे भी यही सिद्ध होता है कि आत्मा रागादिभावोका ग्रकर्ता है। 

टीकार्थ--श्रात्मा स्वतः रागादि भावोंका भ्रकारक ही है, क्योंकि प्रन्यथा याने श्राप 
ही रागादिभावोका कारक हो तो भ्रप्रतिक्रमण ओर अ्रप्रत्याख्यान ऐसे दो प्रकारपनेके उपदेश 
की श्रनुपपत्ति होती है । ग्रप्रतिक्रमण गौर प्रप्रत्याख्यान जो यह वास्तबमें दो प्रकारका उप* 
देश है वह उपदेश द्रव्य और भावके निर्मित्तनैमित्तिकभावकों बतलाता हुम्ना प्रात्माके श्रकर्ता- 
पनको बतलाता है । इस कारण यह सिद्ध हुआ कि परद्रव्य तो निमित्त है और शात्माके 
रागादिक भाव नैमित्तिक हैं । यदि ऐसा न माना जाय तो द्रव्य ग्रप्रतिक्रमण ओर द्वब्य प्रप्र- 
त्याख्यान इन दोनोंके कतु त्वके निमित्तपनेका उपदेश व्यर्थ हो हो जायगा । और उपदेशके 
व्यर्थ होनेपर एक ग्रात्माके ही रापधादिक भावके निमित्तपनेको प्राप्ति होनेपर सदा कर्तापनका 
प्रसंग आयेगा, उससे मोक्षका ग्रभाव सिद्ध होगा । इस कारण आ॥रात्माके रागादिभावोंका 
निभित्त परद्रव्य ही होग्नो । ऐसा होनेपर ग्रात्मा रागादिभावोका अ्रकरारक हो है यह सिद्ध 
हुआ । तो भी जब तक रागादिकके निमित्तभूत परद्रव्यका प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान न करे 
तब तक नैमित्तिकभूत रागादिभावोंका प्रतिक्रमण अत्याख्यान नहीं होता । और जब तक इन 
भावोंका प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान न हो सब तक श्रात्मा रागादिभावोंका कर्ता ही है। जिस 
समय रागादिभावोंके निर्मित्तभूत द्रव्योंका प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करता है, उत्ती समय नैमि- 


४८ संमंयसार 

नैमित्तिकभाव॑ प्रथेयन्नकर्त त्वमात्मनों ज्ञायपति । तत एतत्‌ स्थितं, परद्रव्यं निमित्त, नेमित्तिका 
झात्मनों रागादिभावा: । यद्येव॑ नेष्येत तदा द्रव्याप्रतिक्रमणा प्रत्यास्यानयो: कतृ त्वनिमित्तत्वो- 
पदेशोइनथंक एवं स्थात्‌ । तदनर्थकत्वे त्वेकस्यैवात्मनों रागादिभावनिमित्तत्वापत्तों नित्यकतृ- 
त्वानुषंगान्मोक्षाभाव: प्रसजेच्च । ततः परद्रव्यमेवात्मनो रागादिभावनिमित्तमस्तु । तथासति तु 
रागादीनामकारक एवात्मा, तथापि यावन्निमित्तभूत द्वव्यं न प्रतिक्रामति न ॒प्रत्याचष्टे च 


आत्मन्‌, तावतू, कर्तृ, ततु, ज्ञातव्य। मूलधातु--ज्ञा अवबोधने, वण वणने, डुकृआ करणे, भू सत्ताया। 
पदविवरण--अपडिक्कमण्ण अप्रतिकमण-प्रथमा एकवचन। दुविह द्विविध-प्रथमा एक०। अपच्चक्खाण 
अप्रत्याख्यानं-प्र>» एक० | तह तथा एब-अव्यय । विष्णेय विजेय-प्र ० ए० । एएण एततेन-तृतीया एक० । 
उवएसेण उपदेशेन-तृतीया एक० । य च-अव्यय । अकारयो अकारक -प्रथमा एक०। वण्णियों वरणित'- 
प्र० ए० । चेया चेतयिता-प्र० ए० । अपडिक्कमण अप्रतिक्रमण दुविह द्विविध-प्रथमा एक०। दब्बे द्रव्ये 
भावे-सप्तमी एक० | तहा तथा-अव्यय । अपच्चक्खाण अप्रत्याख्यानं-प्रथमा एकवचन । एएण आदि पू्व- 


९०>क- >> तक >> >कजन मन: 


त्तिकभत रागादिभावोंका प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान होता है तथा जिस समय इन भावोका प्रति- 
क्रमणा प्रत्याख्यान हुआ उस समय साक्षात्‌ अकर्ता हो है। भावा्थ--यहाँ द्रब्य अप्रतिक्र मर 
झौर भाव प्रप्नतिक्रमशा, द्रव्य श्रप्रत्याख्यान ग्रौर भाव गअ्प्रत्याख्यान ऐसे दो प्रकारका जो 
उपदेश है वह द्रव्यभावके निमित्तनैमित्तिक भावकों बताता है कि परद्रव्य तो निमित्त है भौर 
रागादिक भाव नैभित्तिक है । सो जब तक निमित्तभूत परद्रव्यका त्याग इस आ्रात्माके नहीं है 
तब तक तो रागादिभावोंका परिहार नही है और जब तक रागादिभावोंका प्रप्रतिक्रमण श्रौर 
भ्रप्रत्यास्यान है तब तक रागादिभावोंका कर्ता ही है। तथा जिस समय निमित्तभत परद्रव्यका 
त्याग करे; उस समय नैमित्तिक रागादिभावोंका भी पर्हार हो जाता है, श्रोर जब रागादि 
भावोंक। परिहार हो जाय तब साक्षाव्‌ अकर्ता हो है। इस प्रकार आत्मा स्वयमेव तो रागादि 
भावोंका अकर्ता ही है, यह सुसिद्ध हुआ । 
प्रसंगविवरण--अनस्तरपूर्व गाथा तक ५ गायावोंमे जीवके रागादिकके ग्रकारकपने 
को वरणणनका स्थल समाप्त किया था। प्रव रागरादिकका प्रकारकपना कंसे है, इस जिज्ञासाका 
समाघान इन तीन गाधाबोंमें किया है | 
तथ्यप्रकाश--१- प्रात्मा अपने श्रापक्े द्वारा रागादिका अभ्रकारक है, अन्यथा प्रप्रति- 
क़मण व प्रप्रत्याख्यान दो-दो प्रकारके न दिखाये जाते । २- अगप्रतिक्रमण दो प्रकारका है-- 
(१) भाव प्रप्रतिक्रमण, (२) द्रव्य प्रतिक्राण। ३-प्रप्रत्याब्यान दो प्रकारका है--(१) भाव 
प्रप्रत्या्यान, (२) द्रव्य भप्रत्याब्यान । ४- परद्रव्यकों न॒ त्याग सकना द्रव्य श्रप्रत्याख्यान 
झादि है । ५-परद्रव्यविषयक राग न त्याग सकना भाव अ्रप्रत्याख्यान आ्रादि है । ६-परद्रव्य 








बमन्धाधिकार है ८] 


तावन्नैमित्तिकभूतं भाव न प्रतिक्रामति न प्रत्याचण्टे च, यावत्तु भाव न प्रतिक्रामति न प्रत्या- 
चष्टे तावत्ततृकतेंव स्यथात्‌ । यदेव निमित्तभृत॑ द्रव्य॑ प्रतिक्रामति प्रत्याचष्टे च तदेव नैमित्तिक- 
भूतं भावं॑ प्रतिक्रामति प्रत्याचष्टे च | यदा तु भाबं प्रतिक्रामति प्रत्याचष्टे बे तदा साक्षादक- 
तंव स्थात्‌ ॥ २८३-२८५ ।। 


हित अदा अं: 2०० उसे >००६ न «>> स पल अपनपेल्‍न८ जे की डा हि? ०८५०४८० २४०० +५म>कनननने %.? रन जप, 


गाथावत्‌ । जाव यावत्‌-अव्यय । अपडिक्कमर्ण अभतिक्रमणं-द्वितीया एक० । अपच्चव्खाणं अप्रत्याख्यानं- 
द्वि० एक० । च-अव्यय । दब्वभावाणं द्रव्यभावाना-पष्ठी बहु० । कुब्वड करोति-वर्तमान लट॒अन्य पुरुष 
एक० क्रिया। आदा आत्मा-प्रथमा एकबचन । ताव तावत्‌ कत्ता कर्ता-प्र० ए० । सो सः-प्र ० ए०। होई 
भवति-वर्तमान लट अन्य पुरुष एक० । णायव्वों ज्ञातव्य--प्रथमा एकवचन || २८३-२८५ || 





निभित्त है, रागादिभाव नेमित्तिक है। ७- जब तक परद्रव्यका त्याग न किया जा सके तब 
तक रागका कंसे त्याग हो सकेगा ? ८- जब तक रागादिभावोंकों न त्याग सके याने रागादि- 
भावाको ग्रपनाये तब तक वह कर्ता है। €- जब जीव मनसा वचसा कायन परद्रव्यका त्याग 
कर देता है तभी वह रागादिभाबोंको त्याग देता है । १०- जब रागादिभावोको त्याग दिया 
तब वह अ्रकर्ता ही है। ११- अप्रतिक्रमगा श्रप्रत्याख्यान (रागाविभाव) थे कमेंके कर्ता है । 
कमंका कर्ता जीवद्रव्य नही । १२- यदि जीवद्रव्य कर्मका कर्ता हो तो सदा ही कर्ता रहना 
पड़ेगा क्योंकि जीव सदा है। १३- रागादिविकलप अनित्य है सो जब स्वभावच्युत जीवोंके 
रागादिविकल्प है तब कर्ता है। १४- स्वभावाश्रय होनेपर विकल्पसंकल्प न रहनेसे ज्ञानी 
कर्ता नहीं है । 


सिद्धान्त---१- कमंविपाकप्रतिफलित रागादिककों जो अपनाये वह शअज्ञानी है । 
२- कमंविपाकप्रतिफलित रागादिवको जो ग्रत्यन्त दूर करे वह ज्ञानी है । 
हृष्टि--१-उपाधिसापेक्ष अशुद्धद्रव्याथिकनय (२४) । २-प्रतिषेषक शुद्धनय (४६श्र) । 


प्रयोग--रागादि विकारका निम्मित्तके साथ ग्न्वयव्यतिरेक निरखकर उससे हटकर 
प्रपने स्व शाश्वत ज्ञानस्वभावमें रमकर तृप्त रहना ॥२८३--२५५॥। 


ग्रब द्रव्य प्रौर भावकोी निमित्तन॑मित्तिकताका उदाहरण देंते हैं.-- [ भ्रधःक र्माद्ाः 
ये इसे ] भ्रध:कर्म आदि जो ये [पुद्गलबद्रब्यस्य दोषाः | पुदूगल द्रव्यके दोष है [ताव] उनको 
[ ज्ञानी ] ज्ञानो [कर्थ करोति| कंसे करे ? [ठु] क्योंकि [ये] ये [नित्य] सदा ही [परद्रव्य- 
गुरणा:] परद्रव्यके याने पुदुगलद्रव्यके गुण हैं । [च] भौर [दर्द |] यह श्रधःकर्मोह शिक ) 
प्रध:कर्म और उद्देशिक [पुद्गलमय व्रव्यं] पुदूगलमय द्रव्य [यत्‌] जो कि [नित्य] सदा 


इंप्द समयपसार 
दृव्यमावयोनिभित्तिकभावोदाहरणं चैततू-- 
आधाकम्माईया पुर्गलद॒व्वस्स जे इमे दोसा। 
कह ते कुब्वह णाणी परदुवगुणा 3 जे णिच्च॑ ॥२८६॥ 
७ वि $ + [. | 
आधाकम्म॑ उद सियं च पोग्गलमयं हम दब्वं। 
कह तं॑ मम होह कये ज॑ं णिव्वमचेयणं उत्तं ॥२८७॥ 
प्रधःकर्मादि दूधण, पुद्गलद्रव्यके दोष है उनको । 
ज्ञानी किम्तु कर सकता, वे परिराति नित्य पुदूगलकी ॥२८६॥ 
अध:ःकर्म प्रौहेशिक पुद्गलमय द्रव्य है कहा इनको । 
नित्य अचेतन फिर थे, कैसे मेरे किये होते ॥२८७॥ 
अध:कर्माया: पुद्गलद्रव्यस्य य इमे दोषा: । कथ तान्‌ करोति ज्ञानी परद्रष्यग्रुणस्तु ये नित्य ॥ २८६ ॥ 
अध:कर्मोह शिक॑ च्‌ पुद्गलमयमिदं द्वव्यं । कर्थ तत्मम भवति कृत यन्नित्यमचेतनमुक्तं ॥ २८७ ॥ 
यधाधःकर्मनिष्पन्न मु शनिष्पन्नं च पुदुगलद्रब्य॑ नि्मित्तमृतमप्रत्याचक्षाणो नैमित्तिक- 
भूतं बंधसाधक भाव न प्रत्याचष्टे तथा समस्तमपि परद्रव्यमप्रत्याचक्षाणास्तन्निमित्तक भाव॑ न 


नाससंज्ञ-आधाकग्माईय, पुग्गलद॒व्ब, ज, इम, दोस, कह, त, णाणि, परदब्बगुण, उ , ज, णिच्च, 
आधाकम्म, उद्दं सिय, च, पोग्गलमय, इम, दव्व, कह, ते, मम, कय, ज, णिच्च, अचेयण, उत्त । धातुसंज्ञ- 
[अचेतनं उकतं| भ्रनेतन कहा गया है [तत्‌] वह [मम] मेरा [कृत | किया [कर्थ भवति |] 
कंसे हो सकता है ? 
टोकार्थें--जैसे भावोके निमित्तभूत अधः:कर्मसे निष्पन्न ओर उद्देशसे उत्पन्न (भ्राहार 
प्रादिक) पुद्गल द्रव्यको न त्यागता हुप्ना मुनि उस द्रव्यके नैमित्तिकभूत और बंधके साधक 
भावको भी त्याग नहीं करता, उसी प्रवार जो समस्त परद्रव्यकों त्याग नही करता है बह 
उसके निमित्तसे हुए भावोंकी भी त्याग नहीं करता। और गअधःकर्म आ्रादिक पुदुगलद्रब्योके 
दोषोंको आत्मा नही करता, क्‍योंकि ये दोष पुदृगल द्रव्यके परिणाम है | ऐसा होनेपर ग्ात्मा 
के इनके कार्यत्वका प्रभाव है । इस कारण ज्ञानी ऐसा जानता है कि जो भ्रध:कर्म उद्देशिक 
पुदुगलद्रब्य है वे मेरे कार्य नही हैं; क्योंकि ये नित्य ही श्रचेतन होनेसे मेरे कार्यत्वका इनके 
प्रभाव हैं। ऐसे तत्त्वज्ञानपूर्वक निमित्तभूत पुदुगल्रव्यको त्यागता हुआ मुनि बंधके साधक 
नैभित्तिकभूत भावकों भी त्यागता है; उसी तरह समस्त परद्रव्यकों त्याग करता हुआ प्रात्मा 
उस परद्रव्यके निर्मित्तसे हुए भावोंकों भी त्यागता है। इस प्रकार द्रव्य और भाव इन दोनों 


बन्धाधिकार डेप 


प्रत्याचष्टे । यथा चाध:कर्मादीन पुदुगलद्रव्यदोषान्न नाम करोत्यात्मा परद्रव्यपरिणामत्वे सति 
प्रात्मकारयत्वाभावात्‌ । ततोहघःकर्मोह शिके व पुद्गलद्रव्यं न मम कार्य, नित्यमचेतनत्वे सति 
मत्कायंत्वाभावात्‌ इति तत्त्वज्ञानपूर्वक पुदूगलद्रब्यं नि्मित्तभृतं प्रत्याचक्षाणो नैमित्तिकभू्त बंध- 
साधक भाव प्रत्याचष्टे तथा समस्तमपि परद्रव्यं प्रत्याचक्षाणस्तन्निमित्तं भावं प्रत्याचष्टे । 


सी 











कुब्च करणो, हो सत्ताया, वच्च परिभापणों । प्रातिपदिक--अध कर्माश्, पुद्गलद्रव्य, यत्‌, इंदम्‌, दोष, कर्थ॑, 
तान्‌, ज्ञानिनू, परद्रव्यग्रण, तु, यत्‌, नित्य, अध.कमेन्‌, उहँशिक, च, पुदू्गलमय, इदस, द्रव्य, कथं, तत्‌, 
अस्मतु, कृत, यत्‌, नित्य, अचेतन, उक्त । मुलधातु--डुकृअ करणो, भर सत्ताया | पदविवरण--आधाकम्मा- 
ईया अध.कर्माद्या -प्रथमा बहुवचन। पुस्गलद॒व्वस्स पुद्गलद्रव्यस्य-षष्ठी एक०। जे ये इमे इमे दोसा 
दोषा.-प्रथमा बहु० । कह कथ-अव्यय । ते तानू-द्वितीया बहु० । कुब्बइ करोंति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष 


का निभित्तनैमित्तिकभाव है| भावाथं--जो झ्राहार पापकर्मंसे उत्पन्न हो उसे अ्धःकमंनिष्पन्न 
कहते है | जो श्राह्मरमात्र किसीके निमित्त ही बना हुआझा हो उसे उहेशिक कहते है । इन 
दोनो प्रकारके श्राह्मरका जो पुरुष सेंवत करे उसके वैसे हो भाव होते है इस तरह द्रव्य और 
भावका जैसे निमित्तनैमित्तिक संबध है, उसी तरह समस्त द्रव्योंका भावके साथ निमित्तन॑मि- 
त्तिक मम्बन्ध जानना कि जो परद्रव्यकी ग्रहण करता है, उसके रागादिभाव होते है उनका 
कर्ता होता है ग्ौर कर्मका बंध करता है। किन्तु जब ज्ञानी हो जाता है तब किसीके ग्रहण 
करनेका राग नहीं, रागादिरूप परिणमन भी नही, तब कर्मंबंध भी नहीं होता । इस प्रकार 
सिद्ध हुआ कि ज्ञानी परद्रव्यका कर्ता नहीं है। 

ग्रब परद्रव्यके व्यागका उपदेश करते है--इत्यालोच्य इत्यादि । श्रर्थ--इस प्रकार 
परद्रव्यका और अपने भावका निमित्तनैमित्तिकपना विचारकर परद्रव्यमूलक बहुभावोकी परि- 
पाटीको युगपत्‌ उखाड़ फंकनेका इच्छुक समस्त परद्रव्यकों बलपूर्वक शभ्र॒लग करके अतिशयसे 
घारावाही पूर्ण एक सवेदनयक्त अपने आत्माको प्राप्त होता है। जिससे कि जिसने कमंबंधन 
मूलस उखाड़ दिये है, ऐसा यह भगवान्‌ ग्रात्मा अपने ग्रात्मामे ही स्फुरायमान होता है याने 
प्रकट होता है | भावार्थ--परद्रव्य श्रौर अपने भावका निमित्तनैमित्तिकभाव जानकर ग्रात्म- 
हितेच्छु समस्त परद्रव्यका त्याग करें तो समस्त रागादिभावोकी सतति हट जांती है, और 
तब ग॥रात्मा अपना हो अनुभव करता हुआ कमंके बन्धनकोीं काटकर स्वयंमे ही प्रकाशरूप 
प्रकट होता है । 

ग्रत बन्धका अधिकार पूर्णा होते समय अंतमे मंगलरूप ज्ञानकी महिमा इस कलशमें 
कहते है--रागादि इत्यादि | अर्थ--बंधके कारणरूप रागादिके उदयको निर्देयतापूवंक याने 


४६8० समयसार 


एवं द्रव्यभावयोरस्ति निमित्तनैमित्तिकभावः ॥ इत्यालोच्य विवेच्य तत्किल परद्रव्यं समग्र 
बलात्तन्मूलं बहुभावसंततिमिमामुद्धर्तुकाम: सम॑ । आात्मानं समुपैति निर्भरबह॒त्यूणेंकसंविद्युत 
येनोन्मूलितबंध एप भगवानात्मात्मनि स्फूर्जति ॥१७८।। रागादीनामुदयमदय॑ दारयत्कारणानां 
कार्य बंध विविधमधुना सद्य एव प्रणुद्य ॥ ज्ञानज्योतिः क्षपिततिमिरं साधु सन्नद्धमेतत्तद्बद्व- 
 एक० । णाणी ज्ञानी-प्रथमा एक० । परदव्वगुणा परद्रव्यग्रुणा.-प्र० बहु० | उ तु-अब्यय । जे ये-प्रथमा 
बहु० । णिच्च नित्य-अव्यय । आधाकम्म अध कर्म-प्रथमा एकवचन। उ्ँसिय उहशिक-प्र० एक०। 


च-अव्यय । पोग्गलमय पुद्गलमय-प्र ० एक ० । इम इृद-प्र० ए० । दब्व द्रव्य-प्र ० ए० । कह कथ-अव्यय । 
ते तत्‌-प्र० ए० । मम-षष्ठी एक० । होइ भवति-वर्तमान लट उत्तम पुरुष एक० क्रिया । कय कत॑-प्रथमा 


प्रखर पुरुषार्थस विदारण करतो हुई, उस रागादिके कार्यरूप ज्ञानावरणादि ब्ननेक प्रकारके 
बंधको अब तत्काल ही दूर करके, जिसने ग्रज्ञानरूपी श्रन्धकारका नाश किया है ऐसी यह 
ज्ञानज्योति सहो ऐसी सज्जित हुई कि भ्रब॒ उसके विस्तारकों अन्य कोई श्रावृत नहीं कर 
पकता । भावार्थ--जब ज्ञान प्रकट होता है तब रागादिक नहीं रहते, उनका कार्य कर्मबन्ध 
भी नहीं होता तब फिर इसके विकासकों रोकने वाला कीई नहीं रहता, सदा प्रकाशमान ही 
रहता है । 

इस तरह बंध स्वांगकों दूर कर निकल गया । 

प्रसंगविवरण-- प्रनन्तरपूर्वगाथान्रयमे द्रव्य व भावमे निर्मित्तन॑मित्तिकभाव दर्शाते 
हुए बताया गया था कि प्रात्मा रागादिका अकारक है । भ्रब इन दो गाधावोमे द्रव्य व भाव 
में स्थित निमित्तन॑मित्तिकभावका उदाहरण बताया है। 

तथ्यप्रकाश-- (१) परद्रव्यप्रसंग व विकारभावमें निमित्तनैमित्तिक भाव है। (२) 
प्रध:कर्मनिष्पन्न व उदिष्ट आहार पुदुगलद्रव्यमय है । (३) पुदुगलद्रव्यमय भ्राह्मरके दोष गुण 
मुनि ज्ञानी द्वारा नही किये जा सकते | (४) पृद्गलद्रव्यमय भ्राहारमे मत बचन कायसे कृत 
कारित श्रतुमोदनाका प्रसंग करे तो उसके बन्ध होता । (५) यदि परक्ृत ग्राहारमे मन बचने 
कायसे कृत कारित अनुमोदनाका भाव रंच भी न हो तो उसके बन्ध नही होता । (६) भेद- 
ज्ञान होनेपर निश्चयरत्नत्रयके साधक संत जनोके योग्य आहारके विषयमें भी मन वचन काय 
कृत कारित प्रनुमोदनाका भाव नहीं रहता | (७) नवकोटि विश्ृद्ध मुनियोके परकृताहारादि 
विषयमें बन्ध नही है। (५) यदि परकीय परिणामसे बन्ध होने लगे तब तो फिर किसी भी 
कालमें निर्वाण नही हो सकता । 

सिद्धान्त--( १) कमंबन्धका निमित्त स्वकीय रागादि श्रज्ञानमय परिणाम है। (२) 


बन्धाधिकार ४६१ 


ट्प्रसरमपर: को5पि नास्थावृणोति ॥१७६॥ इति बंधों निष्क्रांतः ॥ २८६-२८७ ।। 
इति श्रीमदरमृतशंद्रसुरिविरचितायां समयसारव्यास्यायानात्मख्यातो 
बंधप्ररूपक: सप्तमोडडू ।। ७ ॥। 


एक० । ज॑ यत्‌-प्रथमा एक० । णिच्च नित्य-प्रथमा एक० । अचेयण अचेतन-प्रथमा एकवचन । उत्त उकते- 
प्रथमा एकवचन || २८६-२८७ ।। 
नवकोटिविशुद्ध मुनिके कमंबन्ध नही है । 
हष्टि-- १- निमित्तहष्टि (५३प्र)। २- शुद्धभावनायेक्ष शुद्ध द्रव्याथिकनय (२८ब) । 
प्रयोग --परद्रव्य मुझमें राग नहीं करता, स्वभावतः आत्मा राग नहीं करता, किन्तु 
परद्रव्यविषयक रागादिविकल्प मुझे परतन्त्र बनाता यह जानकर रागादिविकल्वकों छोड़कर 
झ्विकलल्‍प सहज शुद्ध ज्ञानानन्दस्वभावमें उपयोग लगाना ॥| २५६-२८७ ॥। 








इति श्रीमत्दुन्दकुन्दाचायंविरचित समयसार व उसकी श्रीमदम्मृतचंद्रसुरिविरचित 
समयमा र्व्याख्या भ्रात्मख्यातिकी सहजानन्दसप्तदशाज्भी टीकामे 
बन्धप्रहपक सातवां अंक समाप्त हुझ्ाा । 


| 


जम 


४६२ समयतार 


अथ मोक्षाध्िकार: 


प्रथ प्रविशति मोक्ष: । द्विधाइत्य प्रज्ञाक्रकचदलनादूबंधपुरुषो नयन्मोक्षं साक्षात्पुरुषमु- 

पलंभकनियतं । इदानीमुन्मज्जत्‌ सहजपरमानंदसरमं पर पूर्ण ज्ञानं क्ृतसकलकृत्यं विजयते ॥ 
जह णाम कोबि पुरिसो बंधणयद्मि चिरकालपडियद्धों । 

तिव्व॑ मंदसहावं काल च वियाणए तस्म ॥२८८॥ 
जह ण॒वरि कुणइ च्छेदं ण॒ मुच्चए तेण बंधणवसो सं । 
कालेण उ बहुएणवि ण्‌ सो णरो पावह विमोक्ख ॥२८६॥ 
इय कम्मबंधणाणं पएसटिह्पयरिमेवमगुभागं। 
जागणंतोवि ण्‌ मुच्चइ मुच्चह मो चेव जह सुद्ो ॥२६०॥ 

जैसे कोई पुरुष जो, अन्धनमें चिरकालसे बंधा हो । 

तीन मंद भावोंको, भ्रह बन्धनकालको जाने ॥२८८॥। 

यदि बह नर नहिं काटे, बन्धनकों बन्धके वश हुआ तो । 

बहुत फालमें भो उस, बन्धनसे मुक्ति नहिं पाता ॥२५६॥ 

त्यों कमबन्धनोंके, थिति अनुभागप्रदेश प्रकृतियोंकों । 

जानता भि नहिं छूटे, छूटे यदि शुद्ध हो जाबे ॥२६०॥ 
नामसंज्ञ - जह, णाम, को, वि. पुरिस, बधणय, चिरकालपडिबद्ध, तिव्व, मदसहाव, काल, च, तत्‌, 
_जइ, ण, वि, छेद, ण, बधणवस, सत, काल, उ, वहुय, वि, ण, त, णर, विमोक्‍्ख । धातुसंज्ञ- वि जाण 





भ्रब क्रमप्राम्त मोक्षाधिकारका प्रारम्भ होता है जिसमें सर्वप्रथम मोक्षाधिकारके ग्रादिमें 
सम्यग्जानकी महिमा बतलाते है--द्विधाकृत्य इत्यादि । श्र्थ--प्रव प्रज्ञारूप करोंतसे विदारण 
के द्वारा बन्ध प्रौर पुरुषको पृथक्‌ करके निजस्वरूपके अनुभवसे सुनिश्चित पुरुषको साक्षात्‌ 
मोक्ष प्राप्त कराता हुप्ना जयवंत प्रवर्त रहा है । वह ज्ञान अपने स्वाभाविक परम प्रानन्दसे 
सरस (रस भरा) है, उत्कृष्ट है और जिसने करने योग्य समस्त कार्य कर लिये है याने ग्रब 


मोक्षाधिकार ४६ हे 

यथा नाम को5पि पुरुषों बंधनके चिरकालप्रतिबद्ध:। तीम्र मदस्वभाव काल च विजानाति तस्य ॥२८८॥ 
यदि नापि करोति छेद न मुच्यते तेन बधनवश सन्‌ | कालेन तु बहुकैनापि न स नर'ः प्राप्नोति विमोक्ष || 
इति कर्मबंधनाना प्रदेशस्थितिप्रकृतिमेवमनुभाग । जानन्नपि न मुच्यते मुच्यते स चव यदि शुद्ध ॥२६०॥॥ 
ग्रात्मबंधयोद्िधाक नर मोक्ष: । बंधस्वरूपज्ञानमात्र तद्धेतुरित्येके तदसतू, न कर्मेबद्धस्य 





अवबोधने, कुण करणो, मुच त्यागे, प आव प्राप्ती | प्रातिपदिक - यथा, नामनु, किमू, अपि, पुरुष, बन्ध- 
नक, चित्कालप्रतिबद्ध, तीब्रमंदस्वभाव, काल, च, ततू, यदि, न, अपि, छेद, न, तत्‌, बन्धनवश, सत्‌, काल, 
तु, बहुक, अपि, न, ततू, नर, विमोक्ष, इति, कर्मबन्धन, प्रदेशस्थितिप्रकृति, एवं, अनुभाग, जानतू, अपि, 
न, ततू, च, एव, शुद्ध । मुलधातु-वि ज्ञा अवबोधने, डुकृआ करण, मुच्न मोक्षगो, प्र आप्लू व्याप्ती स्वादि । 


कुछ करना नही रहा ऐसा है । भावा्थ--ज्ञान बंध और पुरुषको पृथक करके पुरुषकों मोक्ष 
प्राप्त कराता हुआझा अपना सम्पूर्ण स्वरूप प्रगट करके जयवंत प्रवर्त रहा है इस प्रकार ज्ञानका 
सर्वोत्कृश्पना प्रकट करना यही उपादेय मोक्षतत्त्वके बर्णनके प्रारम्भमें है । 

ग्रब मोक्षकी प्राप्ति कैसे होती है ? इसका समोक्षणा करते है--[ यथा नाम] जैसे 
बंधनके ] बंधनमे [चिरकालप्रतिबद्ध:| बहुत कालका बंधा हुआ [कश्चित्‌ पुरुषः] कोई पुरुष 
[तस्थ] उस बन्धनके [तीब्रमंदस्वभाव॑] तोब् मद स्वभावकों [च] पश्लोर [काल] कालको 
[बिजानाति ] जानता है कि इतने कालका बंध है । [तु यदि] किन्तु यदि उस बन्धनको ग्राप 
छिदं न करोति] काटता नही है [तेन न झुच्यते| तो वह उस बन्धसे नहीं छूट पाता [श्रषि] 
[बंधनवशः सन्‌] उस बन्धनके वश हुग्ना [स नरः] वह पुरुष [बहुकेन] बहुत [कालेन श्रषि| 
कालमे भी [विमोक्षं न प्राप्नोति] उस बन्धसे छूटने रूप मोक्षको प्राप्त नही करता [इति| 
उसी प्रकार जो पुरुष |कर्मबंधनानां] कमके बन्धनोके [प्रदेशस्थितिप्रकृति एवं श्रनुभाग] प्रदेश 
स्थिति प्रकृति श्लोर अनुभागकों [जानन्नपि] जानता हुआ भी [न मुच्यते] कमंबन्धसे नहीं 
छूटता [च यदि स एवं शुद्धः] किन्तु यदि बह स्वयं रागादिकको दूर करके शुद्ध होता है 
[मुच्यते] तो मोक्ष पाता है । 

तात्पयं-- बन्धके स्वरूप ज्ञानमात्रस मोक्ष नही होता, श्रतः बन्धक्री चर्चा करके ही 
प्रपनेकों मोक्षोपाय वाला नही मान लेना चाहिये । 

टीकार्थ--प्रात्मा और बन्धका द्विधाकरण करना पृथक्‌ करना मोक्ष है | वहाँ कोई 
कहते है कि बन्धका स्वरूप जानना मात्र हो मोक्षका कारण है। किन्तु वह ठीक नहीं है, 
कमंसे बँधे हुए पुरुषको बंधके स्वरूपका ज्ञानमात्र ही मोक्षका कारण नही है, क्योंकि जिस 
प्रकार बेड़ी आदिसे बंधे हुए पुरुषको बेड़ी ग्रादि बन्धनके स्वरूपका जानना ही बेडी आदि 
कटनेका कारण नहीं होता उसी तरह कमंसे बँधे हुए पुरुषको कर्मंके बन्धका स्वरूप जानना 





हेड समयसार 


बंधस्वरूपज्ञानमात्र मोक्षहेतुरहेतुत्वात्‌ निगडादिबद्धस्यथ बंधस्वरूपज्ञानमात्रवत्‌ । एतेन कर्मबंध- 
प्रपंचरबनापरिज्ञानमात्रसंतुष्टा उत्थाप्यंते ॥॥। २८८-२६० ॥ 


पदविवरण--जह यथा-अव्यय । णाम नाम-अव्यय या प्रथमा एक० । को क-प्रथमा एक०। वि अपि- 
अव्यय । पुरिसो पुरुष -प्रथमा एक० | बधणयम्हि बन्धनके-सप्तमी एक०। चिरकालपडिबद्धों चिरकाल- 
प्रतिबद्ध-प्रथमा एक० । तिव्व तीब्र -द्वितीया एक० । मदसहाव मदस्वभाव-द्वि० ए० | काल-द्वि० एक० | 
च-अव्यय । वियाणये विजानाति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन । तस्स तस्य-पष्ठी एक० । यदि जइ- 
अव्यय । ण वि न अपि-अव्यय । कुणइ करोति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० | छेंद-द्वि० एक० । ण न- 
अव्यय । मुच्चए मुच्यते-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन भावकर्मवाच्य क्रिया । तेण तेन-तृतीया एक०। 
बंधणवसों बन्धनवश.-प्रथमा एक० । सं सन्‌-प्र० ए० । कालेण कालेन-तृ० एक० | उ तु-अव्यय । बहुएण 
बहुकेन-तृ० एक० । वि अपि-अव्यय । ण न-अव्यय । सो स'-प्र०« एक० । णरो नर,-प्र० एक० | पावह 
प्राप्पोति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन । विमोवख विमोक्ष-६6० एक० । हय इति वि अपि एवणन 
च एवं जइ यदि-अव्यय । कम्मबंधणाण कर्मबन्धवाना-पप्ठी बहु०। पर्सटिइपयड़ि प्रदेशस्थितिप्रकृति- 
द्वि० एक० । अनुभाग-द्वि० ए० | जाणतो जाननू-प्र ० ए० । मुच्चइ मुच्यते-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० 
भावकर्मवाच्य क्रिया | सो सः-प्र० ए०। सुद्धो शुद्ध -प्रथमा एकबचन ॥| रूू८प-२६० ॥। 
मात्र हो कमंबन्धसे छूटनेका कारण नहीं है। इस कथनसे जो लोग कमंके बन्धके विस्तारकी 
रचनाके जानने मात्रसे हो मोक्ष मानते है, पग्रत: उसके ज्ञानमान्रमें हो सन्तुष्ठ है उनका खंडन 
किया है । भावाथ--जाननेमात्रसे ही बन्ध नही कटता, बन्ध तो कटनेसे ही कटता है । 

प्रसंगविवरण--भू यत्येणाभिगया इत्यादि अधिकार गाथाके अनुसार जीव, अजीब, 
पुण्य, पाप, आखव, संवर, निजंरा व बन्ध तत्त्वका वर्णान श्रब तक हो चुका । अब क्रमप्राप्त 
मोक्षतत््वका वन किया जाता है । 

तथ्यप्रकाश-- (१) प्रात्मा और कमंबन्धके झलग-भ्रलग हो जानेको मोक्ष कहते है । 
(२) कर्म व कमंबन्धके स्वरूपका ज्ञान भर कर लेना मोक्षका कारण नहीं। (३) कमंबन्धके 
विस्तार व रचनाके ज्ञानमातन्रसे ही सन्तुष्ट होनेमे कल्याण नहीं है। (४) कर्मबन्धकों प्रलग 
हटा देना मोक्षका हेतु है। (५) मिथ्यात्व रागादिरहित होकर ग्रनन्तज्ञानादिगुणात्मक परमा- 
त्मस्बलूपमें स्थित होता हुप्रा ही जीव कमंबन्धोकोी छोड़ देता है। (६) स्वरूपोपलब्धि रहित 
पुरुषोको कमंबन्ध रचनादि परिक्षानसे व चचसि मन्दकषायके कारण मात्र पुण्यबन्ध होता है, 
मोक्षमार्ग नही । 

सिद्धान्त---( १) सहज स्वशुद्धज्ञाममय प्रन्तस्तत््वकोी श्राराधना होनेपर कर्मबन्धसे 
मुक्ति होती है। 

हृष्टि--१- शुद्धभावनापेक्ष छुद्ध द्रव्याथिकनय (२८ब) । 


मोक्षाघिकार ४६५ 


जह बंधे चिंतंतो बंधएबड़ो ण पावह़ विमोक्खे। 
तह बंधे चिंतंतो जीवोबि ण्‌ पावह विमोक्‍्खं ॥२६१॥ 


ज्यों बन्ध चिन्तता भो, बन्ध्नबद्ध नहिं मुक्तिको पाता । 
त्यों बन्ध चिन्तता भी, यह जीव भि मोक्ष नहिं पाता ॥॥२६१॥ 
यथा बधान्‌ चितयन्‌ बधनवद्धों न प्राप्नोति विमोक्ष | तथा बधाश्चितयन्‌ जीवो४प न प्राप्नोति विमोक्ष । 
बंधचिताप्रबधो मोक्षहेतुरित्यन्य तदप्पसत्‌, न कमंबद्धस्य बर्धाचताप्रबंधों मोक्षहेतुरहेतु- 
त्वात्‌ू निगडादिबद्धस्य बधाचताप्रबंधवत्‌ । एतेन कर्मबंधविषयजिताप्रबधात्मकविशुद्ध धर्मध्यानां- 
धबुद्धयो बोध्यते ॥ २६१ ॥ 





नामसंज्ञ जह, वध, चितत, बधणबद्ध, ण, विमोवख, तह, बन्ध, चितत, जीव, वि, ण, विमोक्ख । 

धातुसंग -प आव प्राप्ती | प्रातिपदिक- यथा, वन्ध, चिन्तत्‌, बन्धनबद्ध, न, विमोक्ष, तथा, बन्ध, चिन्तत्‌, 
जीव, न, अपि, विमोक्ष | मूलधातु -प्र आप्लू व्याप्ती । पदविवरण-- जह यथा ण न तह वि ण तथा अपि 
न-अध्यय । बंधे बन्धानु-द्वितीया बहुठ। चिततो चिन्तनु-प्रथमा एक० ।बधणबद्धों बस्धनबद्ध.-प्रथमा 
एक० । पावर प्राप्ताति-वतेमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन । विमोबेख विमोक्ष-द्वि० एक० । जीबो जीव:- 
प्रथमा एकवचन ।। २६१ ।। 

प्रयोग--ससारमूल कमंबन्धनसे छुटकारा पानेके लिये सहज ज्ञानस्वभावमात्र अन्‍न्त- 
स्तत््वको निरखते रहना ॥| २८८-२६० ॥ 

ग्रत्॒ कहते है कि बन्धकी चिता करनेसे भी बन्ध नहों कटता--[यथा] जैसे कोई 
[बंधनबद्धः] बन्धनसे बंधा हुआ पुरुष [बंधान्‌ चितयन्‌] उन बंधोंकों विचारता हुप्ना [विसोक्षं] 
मोक्षकों [न प्राप्नोति] नहीं प्राप्त कर पाता [बंधान्‌ चितयन्‌] कमंबन्धकोी चिता करता हुमा 
[जोबोषि] जीव भी [विसोक्ष] मोक्षको [न प्राप्नोति] नही प्राप्त कर पाता | 

तात्पयं--मात्र कमंबन्धके खिन्तन व कर्मफलके ग्रपायके चिन्तनरूप शुभोपयोग परि- 
गणामसे भी मोक्ष नहीं होता । 

टीकाथं---बंधकी चिताका प्रबन्ध मोक्षका कारण है, ऐसा कोई ग्रन्य लोग मानते है 
वह मानना भी असत्य है | कमंबन्धनसे बंधे हुए पुर्षके उस बंधकी चिताका प्रबन्ध कि यह 
बन्ध कैसे छूटेगा वह भी बन्धके ग्रभावरूप मोक्षका कारण नहीं है; क्योंकि यह चिताका प्रबंध 
बन्धसे छूटनेका हेतु नहीं है । जैसे कि बड़ी (सांकल) से बंधे हुए पुरुषको बन्धके स्वरूपका 
ज्ञानमांत्र बन्धसे छूटनेका उपाय नहीं है। इस कथनसे कमंबन्धविषयक चिता प्रबन्धस्वरूप 
विशुद्ध धर्मध्यानसे जिनकी बुद्धि प्रंधी है उनका उत्थान किया गया है । भावाथें-- कमंबन्धकी 
कमंफलके भ्रपायकी चिन्तामें धमंध्यानरूप शुभपरिणाम है | जो केवल शुभपरिणामसे ही मोक्ष 


४€६ समयसार 

कस्तहि मोक्षहेतु: ? इति चेतृ-- 
जह बंधे छित्तण य बंधएबड्धो तु उ पावह विमोक्‍्खं। 
तह बंधे छित्तत्‌ य जीवो संपाव३ विमोक्खं ॥ २६२ ॥ 


ज्यों बन्ध काट करके, बन्धनबद्ध नर सुक्तिको पाता । 


त्योँ बन्ध काट करके, आत्मा भी मोक्षकों पाता ॥२६२॥ 
यथा बन्धाब्छित्वा च वन्धनबद्धस्तु प्राप्नोति विमोक्ष । तथा बन्धारिछत्वा च जीव मप्राप्नोति विमोक्षं । 
कमंबद्धस्य बधच्छेदों मोक्षहेतु:, हेतुत्वात्‌ निगडादिबद्धस्य बंधच्छेदवर्त्‌। एतेन उभये- 


न/मसंज्ञ -जह, बन्ध, य, वन्धणबद्ध, उ, विमोक्‍्ख, तह, बन्ध, य, जीव, विमोवख । धातुसंज्ञ-- 
च्छिद छेंदन, प आब प्राप्ती, सं प आबव प्राप्तौ। प्रातिपदिक -यथा, वन्ध, च, बन्धनबद्ध, तु, विमोक्ष, 
तथा, बन्ध, च, जीव, विमोक्ष । मूलधातु-छिदिर्‌ द्वेधीकरणो, प्र आप्लू ब्याप्ती, स प्र आप्न व्याप्ती । 


मानते है, उनको उपदेश है कि शुभपरिणामसे मोक्ष नही होता । 

प्रसंगविवरशा--अ्रनन्तरपूर्व॑ गाथात्रिकमे बताया था कि कर्मबन्धरचनाके ज्ञानमात्रसे 
मोक्ष नही है । अब इस गायामें बताया है कि कर्मबन्धविधषयक चिन्‍्तासे भी मोक्ष नही है । 

तथ्यप्र काश--( १) कमंकी प्रकृति श्रादिके बन्धका चिन्तवन करने मान्रसे मोक्ष नहीं 
है । (२) कमंसे रागसे कंसे छूट इतने मात्र धम्यंध्यानसे भी मोक्ष नही है । (३) सहज चिदा- 
नन्देकस्वरूप अन्तस्तत्त्वके ध्यानसे रहित जीवके कमंबन्धचिन्तवनरूप सरागधर्मध्यानसे पुण्यबध 
तो हो लेगा, मोश्ष नही । 

सिद्धान्त-- (१) सरागधम्यंध्यान शुभकर्मबन्धका हेतु है । 

हृष्टि--१- निमित्तदृष्टि, उपाधिसापेक्ष श्शुद्ध द्रव्याथिकनय (४रेगझ्न, ५३) । 

प्रयोग-- कमंबन्धविनाशचिन्तनसे गुजरकर निविकल्प सहजात्मसंवेदनमे उपयोगकों 
रमाना ॥ २६९१ ॥। 

प्रश्त--यदि बन्धके स्वरूपके ज्ञानसे भी मोक्ष नही होता ग्लौर उसको चिन्ता बरनेसे 
भी मोक्ष नहीं होता तो मोक्षका कारण क्या है ? उत्तर--[ यथा च] जैसे [बंधनबद्धः] 
बन्धनसे बँध। पुरुष [बंधान्‌ छित्बा तु] बन्धको छेदकर ही [विमोक्षं] मोक्षको [प्राप्नोति] प्राप्त 
करता है [तथा च] उसी प्रकार [बंधान्‌ छित्बा] कर्मके बन्धनकों छेदकर [जोवः] जीव 
[ बिमोक्ष  प्राप्लेति | मोक्षको प्रात करता है। 

तात्पयें--बन्धके विनाशसे ही मुक्तिकी प्राप्ति होती है । 

टोकार्थ--कमंब्द्धपुरुषके बन्धतकों छेदव करना मोक्षका कारण है, ऐसा ही हेतुपना 


मोक्षाघधिकार ४६७ 
5पि पूर्वे ग्रात्मबंधयोद्धिधाकरणो व्यापार्यन्ते ॥| २६२ ॥ 


जह यथा य च उ तु तह तथा य च-अव्यय । बन्धे बन्धान्‌-द्वितीया बहु०। छित्तण छित्त्वा-असमाप्तिकी 
क्रिया । बन्धणबद्धो वन्धनबद्ध:, पावइ प्राप्नोति-वर्तमान लट अन्य पुरुष एकवचन क्रिया। विमोकक्‍्ख॑ 
विमोक्ष-द्वि० ए० । बंधे बन्धानू-द्वितीया बहु० । जीवो जीव:-प्रथमा एक० | संपावइ सप्राप्नोति-वर्तमान 
लट अन्य पुरुष एकवचन क्रिया । विमोक्‍्खं विमोक्षं-द्वितीया एकवचन ।। २६२ ॥। 


होनेसे जैसे कि बेड़ी सांकल आदिसे बंधे हुए पुरुषके सांकलका बन्ध काटना ही छूटनेका कारण 
है । इस कथनसे पहले कहे गये दोनों ही प्रकारके पुरुष श्रात्मा और बन्धके पृथक्‌-पृथक करने 
में पोरुष करनेके लिये प्रेरित किये गये है। 

प्रसंगविवरण--ग्रनन्तर पूर्व गाथामे बताया गया था कि कमंबन्धविषयक चिन्तनसे 
भी कमंमोक्ष नही होता । भ्रब इस गाथामें मोक्षहेतु क्‍या है यह बताया है । 

तथ्यप्रकाश--(१) बन्धका छेदन ही मोक्षका साक्षात्‌ हेतु है । (२) बन्धछेदन निर्वि- 
कल्प सहज चिदानन्देकस्वभाव अन्तस्तत्त्वके भ्राश्रयके बलसे होता है । 

सिद्धान्त-- (१) स्वशुद्धात्मतत्त्वकी अभेदोपासनाके बलसे बद्ध कर्म सब दूर हो जाते 
हैं। (२) उपाधिके ग्रभावसे मोक्ष होता है । 

हृष्टि--१- शुद्ध भावनापेक्ष शुद्ध द्रव्याथिकनय (२४ब) । २- उपाध्यभावनापेक्ष शुद्ध 
द्रव्याथिकनय (२४श्र) । न्‍ 

प्रयोग--सहजानन्दमय निज शद्भात्मलाभके लिये सहजशुद्ध चेतन्यस्वरूपकी अभेदो- 
पासनामे मग्न होना ॥| २६२ ।। 

प्रशन--कमंबन्धनका ही छेदना मोक्षका कारण कहा गया सो क्‍या यहो मोक्षका 
कारणा है ? उत्तर--[बंधानां चर स्वभाबं] बन्धोंके स्वभावको [च] श्रोर [श्रात्मन: स्वभाव] 
प्रात्माके स्वभावकों [विज्ञाय | जानकर [यः] जो पुरुष [बंधेषु | बन्धोंके प्रति [बिरज्यते | 
विरक्त होता है [सः] वह पुरुष [कर्मंविमोक्षणं करोति] कर्मोसि विमोक्षण करता है । 

तात्पयें-- ग्रविक/र सहज चित्प्रकाशमय आत्मस्वभावकों व विकाररूप बन्धस्वभाव 
को जानकर जो बन्धोसे हटता है वह कर्मरहित होता है । 

टीकार्थ-- जो ही पुरुष निविकार चैतन्यचमत्कारमात्र ग्रात्मस्वभावकों और उस आत्मा 
के विकारको करनेवाले बन्धोके स्वभावकों जानकर उन बन्धोसे विरक्त होता है वही पुरुष 
समस्त कमंसि मुक्त होता है। इससे आत्मा और बंधके प्रथक्‌ू-पृथक करनेके ही मोक्षके कारण- 
पनेका नियम किया गया है । भावाथें--श्रात्मा व बंधका पृथक्‌करण ही मोक्षका हेतु है । 





जह्द समयसार 


किमयमेव सोक्षहेतु: ? इति चेत्‌ कु े 
बंधाएं च सहावं वियाणियो अप्पणो महावं चे। 
बंधेस जो विरजदि सो कम्मविमोक्खणं कुणई ॥२६३॥ 


विधि बन्ध स्वभावोंको, श्ररु प्रात्मस्वभावकों भो जो । 
बन्धविरक्त हुआ बुध, सो कमंविमोक्षकों करता ॥२६३॥ 
बन्धाना चर स्वभाव विज्ञायात्मन स्वभाव च। बन्धेषु यो विरज्यते स कर्मविमोक्षण करोति ॥२६३॥ 
य एवं निविकारचेतन्यचमत्कारमात्रमात्मस्वभावं॑ तद्विकारकारक बन्धानां व स्वभाव॑ 
विज्ञाय बंधेभ्यो विरमति स एवं सकलकर्ममोक्ष॑ कुर्यात्‌ । एतेनात्मबंधयोद्विधाकरणस्य मोक्ष- 
हेतुत्वं नियम्यते ॥। २६३ ॥ 


नामसंज्ञ- बन्ध, न, सहाव, अप्प, सहाव, च, बन्च, ज, त, कम्मविमोक्सण । धातुसंज्ञ--वि जाण 
अववोधने, वि रज्ज रागे, कुण कररो । प्रातिपदिक--वन्ध, च, स्वभाव, आत्मन्‌, स्वभाव, च, बन्ध, यत्‌, 
तत्‌, कर्मविमोक्षण । मूलधातु-वि ज्ञा अवबोधने, वि रज्ज रागे दिवादि, डुकृत् करणे। परदबरिवरण-- 
बन्धाण बन्धानां-षष्ठी बहु०। च-अव्यय । सहाव स्वभाव-द्वितीया एक० | वियाणिओं विज्ञाय-असमा- 
प्तिकी क्रिया । अप्पणो आत्मन -पष्ठी एक० । सहाव स्वभाव-द्वि० एक० । वन्धेसु बन्धेषु-सप्तमी बहु० । 
जो य-प्रथमा एक० | विरज्जदि विरज्यते-वर्तमान लट अन्य पुरुष एकव्चन क्रिया । सो स-प्रथमा 
एकवचन । कम्मविमोक्खण कर्मविमोक्षण-द्वितीया एकबचन । कुणइ करोति-वर्तमान लट॒ अन्य पुरुष 
एकवचन क्रिया || २६३ ॥। 


किन तीऊ-++++--- लक पे 





प्रसंगविवरण--अनंत रपूर्व गाथामे बताया गया था क्रि बन्धकों छेद करके जीव मोक्ष 
प्राप्त करता है । झ्रब इस गाथामें उसी मोक्षके उपायको स्पष्ट बताया है ! 

तथ्यप्रकाश--(१) बंधका छेंदन बंधे विरक्त होने याने विमुख होनेसे होता है । (२) 
बंधसे विरक्ति बन्धका स्वभाव व ग्रात्माका स्वभाव जाननेसे होती है । (३) ग्रात्मस्व भाव है 
निविकार चंतन्यचमत्कारमान्र । (४) बन्धका स्वभाव है आ्रात्मामे विकार करना । (५) बन्ध 
स्वभावसे प्रात्मस्वभाव अलग है। (६) झ्ात्मस्वभावमे विकार नहीं। (७) बन्धोंसे जो हट 
जाता है वह करमंमोक्षकों प्राप्त होता है । 

सिद्धान्व-- ( १) बन्चसे विरक्ति होनेसे, स्वभावमें मग्नता होनेसे मोक्ष प्राप्त होता है । 

दृष्टि -- १- शुद्धभावनापेक्ष शुद्ध द्रव्याथिकनय (२४ब) । 

प्रयोग - शुद्धात्मलाभके लिये आ्रात्मस्वभाव व बन्धस्वभावको जानकर बन्धसे विरक्त 
होकर शुद्धात्मतत्त्वकी भावना करना ॥ २६३ ॥। 

प्रश्त--श्रात्मा श्रोर बंध ये दोनों किस उपायसे पृथक किये जाते है ? उत्तर-- 
[जीवः च बंधः |] जोव और बन्च ये दोनों [नियताभ्यां] निश्चित [स्वलक्षराश्यां ] अपने- 


मोक्षाधिकार ड& 8 
केनात्मबंधो द्विधा क्ियेते ? इति चेतू-- 
जीवो बंधो य तहा छिज्ज॑ति सलक्खणेहि शियएहि । 
पण्णालिदणुएण्‌ उ छिणणा णाणत्तमावणणा ॥२६४॥ 
प्रज्ञा छेनी द्वारा, अपने अपने विशिष्ट चिद्धोंसे । 


जीव तथा बन्धोंमें, भेद किये भिन्न वे होते ॥२६४।॥॥ 
जीवो बन्धइच तथा छिद्येते स्वलक्षणाभ्यां नियताभ्या। प्रज्ञाछेदकेन तु छिन्नौ नानात्वमापन्नौं॥| २६४ ॥ 


आत्मबंबयोदिघाकररो कार्य कर्तुरात्मनः करणमीमांसायां निश्चयत: स्वतो भिन्नकर- 
णासंभवात्‌ भगवती प्रज्ञैव छेंदनात्मक करणं । तया हि तो छिल्नौ नानात्मवश्यमापच्चेते ततः 
प्रश्यैत्रात्मबंधयोद्विधाकरणं । ननु कथमात्मबंधों चेत्यचेतकभावेनात्यंतप्रत्यासत्तेरेकीभूतो भेदवि- 
ज्ञानाभावादेकचेतकवद्व्यवाहियमाणों प्रज्ञया छेत्तुं शक्येते ? नियतस्वलक्षणसूक्ष्मांत:सधिसाव- 
धाननिपातनादिति बुध्येमहि । श्रात्मनो हि समस्तशेषद्रव्यासाधारणात्वाच्चेतन्यं स्वलक्षणं तत्तु 
प्रवतंमानं यद्यदभिव्याप्य प्रवर्तते निवर्तमानं च यद्यदुपादाय निवतंते तत्तत्समस्तमपि सहप्रवृत्तं 
... नामसंज्ञ-जीव, बध, य, तहा, सलक्खण, णियय, पण्णाछेदणअ, उ, छिण्ण, णाणत्त, आवष्ण । 
धातुसंज्ञ- च्छिद छेदने, आ वण्ण वर्णने । प्रातिपदिक--जीव, बन्ध, च, तहा, स्वलक्षण, नियत, प्रज्ञाछेदक, 


प्रपने लक्षणोंसे [ प्रज्ञाछेदकेन | बुद्धिल्पी छेनीसे [तथा] उस तरह [छिद्य ते| छेदे जाते हैं 
[तु] कि जिस तरह [छि्नो | छेंदे हुए वे [ नानात्व] नानापनको [आ्रपन्नौ] प्राप्त हो जायें। 

तात्पयं-- अपने-ग्रपने नियत लक्षणसे जीव झ्लौर बन्धकों श्रलग-अलग जानकर ्ज्ञा 
छेनीसे उन्हे श्रलग-प्रलम कर देना चाहिये । 

टीकार्थ--अरत्मा और बन्धकों भिन्न-भिन्न करनेरूप कार्यके विषयमें कर्ता भ्रात्माके 
करणविषयक विचार किया जानेपर निश्चयत: ग्रात्मासे पृथक्‌ किसी करणकी श्रसंभवता होनेसे 
भगवती प्रज्ञा याने ज्ञानस्वरूप बुद्धि ही छेदनस्वरूप करण है। उस प्रज्ञाके द्वारा ही छेंदे गये 
वे दोनों याने श्रात्मा व बन्ध नानापनेकों अवश्य प्राप्त होते हैं श्र्थात्‌ पृथक-पुथक हो जाते है । 
इस कारण प्रज्ञाके द्वारा ही भ्रात्मा और बन्धका पृथक्‌ू-पृथक्‌ करना होता है। प्रश्न--पग्रात्मा 
झ्रौर बन्ध जो कि वेत्यचेतक भावके द्वारा ग्रत्यन्त निकटताके कारण एकीभूत हो रहे है शोर 
भेदविज्ञानके प्रभावसे एक चेतककी तरह जो व्यवहारमे प्रवर्तते देखे जाते हैं थे प्रशासे कैसे 
छेदे जा सकते है ? समाधान--प्रात्मा श्रौर बन्धके निश्चित स्वलक्षएकी सुक्ष्म अ्रन्तरंग संधि 
में इस प्रज्ञा छेनीकों सावधान होकर पटकनेसे दोनोंको याने ग्रात्मा श्र बंधकों छेदा जा 
सकता है, पृथक्‌ पुथत्‌ किया जा सकता है । वहाँ श्रात्माका तो निश्चयसे समस्त 








प्र्छ० समयसार 


क्रमप्रवुत्तं वा पर्यायजातमात्मेति लक्षणीयं तदेकलक्षणलक्ष्यत्वातू, समस्तसहक्रम प्रवृत्तानंतपर्याया- 
विनाभावित्वाच्चेतन्यस्य चिन्मात्र एवात्मा निश्चेतव्यः इति यावत्‌ । वंधस्य तु ग्रात्मद्रव्यासा- 
धारणा रागादयः स्वलक्षण । न च रागादय ग्रात्मद्रव्यसाधारणता विश्राणाः प्रेतिभासंते नित्य- 
मेव चैतन्यचमत्कारादतिरिक्तत्वेन प्रतिभासमानत्वात्‌। न च यावदेव समस्तस्वपर्यायव्यापि 
चैतन्यं प्रतिभाति तावत एवं रागादय: प्रतिभांति । रागादीनंतरेणशापि चैतन्यस्थात्मलाभसंभाव- 
नात्‌ । यत्त रागादोनां चंतन्येन सहैवोत्प्लवनं तच्चेत्यचेतकभावप्रत्यासत्तेरेव नैकद्रव्यत्वात्‌, 


तु, छिन्न, नानात्य, आपन्न | मूलधातु--छिदिर्‌ छेदने रुघादि, आ-पद गतौ। पदविवरण--जीवो जीव - 


ग्रन्थ द्रव्योंसे असाधा रणपना होनेसे याने प्रन्य द्रव्यमें न पाया जानेसे चैतन्य स्वलक्षणा है । बह 
चैतन्य स्वलक्षण प्रेवतंता हुआ जिस-जिस पर्यायको व्याप्त कर प्रवतंता है तथा निवर्तता हुप्रा 
'जिस- जिस पर्यायको ग्रहण कर निवृत्त होता है बह वह समस्त हो सहवर्ती और क्रमवर्ती पर्यायों 
का समूह आत्मा है ऐसा लखना चाहिये । क्योकि भ्रात्मा उसी एक लक्षणसे लक्ष्यमें होता 
है । तथा समस्त सहवर्ती व क्रमवर्ती अनन्त पर्यायोके साथ चेतन्यका अ्रविनाभावोपना होनेसे 
चिन्मातन्र ही आत्मा है ऐसा तिश्चय करना चाहिये, इस प्रकार ही समझना । परन्तु बन्धका 
. स्वलक्षण आत्मद्रव्यसे श्रसाधारण रागरादिक है, क्योकि ये रागादिक आत्मद्रव्यसे साधारणपन 
को घारण करते हुए प्रतिभासित नही होते, वे रागादिक सदा ही चैतन्यचमत्कारसे भिन्नपने 
से प्रतिभासित होते है । और जितना श्रपने समस्त पर्थायोमें व्यापने स्वरूप चंतन्य प्रतिभासित 
होता है, उतने ही रागादिक प्रतिभासित नही होते, क्योकि रागादिकके बिना भी चेतन्यका 
ग्रात्मलाभ सम्भव है | हाँ, जो रागादिकका चेतन्यके साथ ही उत्पन्न होना दीखता है वह इस 
जशेयज्ञायक भावके अति निकट होनेसे ही दीखता है एक द्र॒व्यपनेके कारण नही । वहाँ चेत्यमान 
शागादिक झात्माके चेतकपनकों याने ज्ञायकपनेकों हो विस्तारते है, रागादिकपनकों नहीं 
विस्तारते, जैसे कि दीपकके द्वारा प्रकाशमभान घटादिक दीपकके प्रदीपकपनेको ही विस्तारते है, 
रागादिकपनको नही विस्तारते, ऐसा होनेपर भी आत्मा और बन्ध दोनोके ग्रत्यन्त निकटपने 
से भेदकी सम्भावनाका अभाव होनेसे इस अ्ज्ञानीके अनादिकालसे एकत्वका श्रम है | लेकिन 
वह अ्रम प्रज्ञाके द्वारा छेदा जाता हो है। 

मावार्थे-- भात्मा तो श्रमूतिक है और बन्ध सूक्ष्म पुदगलपरमाणुओका स्कन्ध है इस 
वजहसे ये दोनों प्रृथक्‌ भ्रज्ञानीके ज्ञानमें नहीं श्राते, एकीभूत दीखता है, यह ग्रज्ञान अ्रनादिसे 
चला आ्राया है । सो श्रोगुरुप्रोंका उपदेश पाकर ज्ञानबलसे इन दोनोको न्यारा-न्यारा हो 
जानना कि चैतन्यमान्र तो आरात्माका लक्षण है और रागादिक बन्धका लक्षण है । ये दोनों 


भोक्षाधिकार॑ ५०५ 


चेत्यमानस्तु रागादिरात्मत: प्रदीप्यमानों घटादिः प्रदीपस्य प्रदीपकतामिव चेतकतामेव प्रथयेन्न 
पुना रागादीनू, एवमपि तयोरत्यंतप्रत्यासत्या भेदसंभावनाभावादनादिरस्त्येकत्वव्यामोह: स तु 
- प्रज्ञयैव छिद्यत एवं ।। प्रज्ञा छेत्री शितियं कथमपि निपुणः पातिता सावधानी: सूक्ष्मेउन्त.संधि-वंधे 
प्रथमा एक० । बघो बन्धः-प्रथमा एकबचन । य च तह तथा-अव्यय । सलबखरोहि-तृतीया बहु० । स्व- 
लक्षणाभ्या-तृतीया द्विवचन | णियएहि-तृ० बहु० । नियताभ्या-तृतीया द्विवचन । छिज्जंति-वतमान लट्‌ 





अ्ज्ञानवश ज्ञेयज्ञायकभावकी अतितिकटतासे एकसे हो रहे दोखते है, लेकिन तीक्ष्णबुद्धिरूपो 
छेनीको इनकी सूक्ष्म संधिपर ज्ञानाभिमुख होकर पटकना । उसके पडते ही दोनों श्रलग-प्रलग 
दीखने लगते है प्रौर तब ग्रात्माको ज्ञानभावमें हो रखना और बन्धको गअज्ञानभावमें डालना । 

अ्रब॒ इसी अथंको काव्यमे कहते है--प्रज्ञा इत्यादि | अर्थ--प्रवीण व सावधान 
प्रमादरहित पुरुषोके द्वारा ग्रात्मा और कम इन दोनोंके सूक्ष्म भीतरी सधिपर पटकी हुई यह 
तीब्र प्रज्ञार्पो छनी शीघ्र ही ग्रन्तरड्में तो स्थिर और स्पष्ट प्रकाशरूप देदीप्यमान तेज वाले 
चैतन्यके प्रवाहमे मग्त आत्माकों तथा अज्ञानभावमें नियमित बन्धकों भिन्‍न-भिन्‍न करती हुई 
ग्रात्मकमॉमियकी सधिपर गिरती है । भावाथं--यहाँ काय॑ तो है ग्रात्मा और बन्धको भिन्‍न- 
भिन्‍न करना । उसका कर्ता ग्रात्मा है । और जिसके द्वारा कार्य हो वह करण भी म्रात्मा है। 
निश्चयनयतः कर्तासे पृथक करण होता नही है। इस कारण प्रात्मासे प्रभिन्न यह प्रज्ञा ही 
इस कार्यमे करण है । सो प्रज्ञा द्वारा शरीरसे, ज्ञानावरणादिक द्रव्यकर्मसे तथा रागादिक भाव« 
कमंसे भिन्‍त एक चैतन्य भावमात्र अपना अनुभव रखना हो इनको भिन्‍त करना है। इसो 
विधिसे सब कर्मोका नाश हो जाकर सिद्धपद प्राप्त हो जाता है । 

प्रसंगविवरण--प्रनन्त रपूर्व गाथामें भश्रात्मा श्र बन्धको अ्रलग करनेके प्रसद्भमे मोक्ष 
का उपाय स्पष्ट बताया था। अब इस गाधामें यह बताया है कि ग्रात्मा और बन्ध किस 
साधनसे ग्रलग-ग्रलग किये जाते है। 

तथ्यप्रकाश --(१) श्रात्मा और बन्धको भ्रलग करनेरूप कार्यंका कर्ता ग्रात्मा हो 
होगा । (२) ग्रात्माके जिस करणतसे श्रात्मबन्धका द्विधाकरण होगा वह आत्मासे अ्रभिन्‍न ही 
होगा । (३) ग्रात्मबन्धके द्विधाकरणका साधन प्रज्ञा हो है। (४) प्रज्ञाके द्वारा छेंदे गये वे 
दोनो अवश्य ही अलग-ग्रलग हो जाते है। (५) बन्ध चेत्य है, आत्मा चेतक है इस निकटता 
से वे दोनों यद्यपि एक्रीभूतसे लग रहे है तथापि प्रज्ञा द्वारा उनके अपने-अपने स्वलक्षणोंकों 
जुदा-जुदा पहचाननेसे वे छिन्‍न हो जाते हैं। (६) ग्रात्माका लक्षण चैतन्य है जो किसी अन्य 
द्रव्यमें नही पाया जाता और आत्मामें सदा तन्‍्मय रहता है। (७) बन्धका लक्षग रागादिक 


भ०्र समयसार 


निपतितरभसादात्मकर्मोभयस्य । पग्रात्मानं मग्नमंत:स्थिरविशदलसद्धाम्नि चैतन्यपूरे बंध चाज्ञा- 
नभावे नियमितमभित: कुववंती भिन्नभिन्नी ॥ह८5१॥ ॥ २६४ || 


अन्य पुरुष बहु० कमंवाच्य क्रिया । छिद्येते-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष द्विवचन कर्मवाच्य क्रिया । पण्णाछेदण- 

ऐण प्रज्ञाछेदकेन-तृतीया एक० । उ तु-अव्यय । छिप्णा-प्रथमा बहु० । छिन्नौ-प्रथमा द्विवचन। णाणत्त॑ 

भानात्वं-द्वितीया एक० । आवण्णा-प्रथमा बहु० । आपन्नौ-प्रथमा द्विवचन ॥ २६४ ॥ 
शक ० मे मन लीन जड अअजीक डा नमक जल न िलिल मल तरल अर कलम 2 प 20 मी: सेल शक 2० मे फल नि कीन्‍ /7 हे डपक शमी तिल जम कह जन मिस डक है ;% 5» वनिफ न कम पीट नमन अतरलि परत शीट थम अत पान कमी बनना कल व भी ली कल 


के 





है जो सब झ्ात्मावोमें नही पाया जाता और चंतन्यस्वरूपसे अत्यन्त विलक्षणा है | (८) चेत्य- 
मान रागादिक आत्माकी चेतकताको ही प्रसिद्ध करते है रागादिकताकों नही बताते | (६) 
प्रकाशमान घटादिक दीपककी प्रकाशकताको ही प्रसिद्ध करते है । (१०) चेत्यचेतक भावकी 
प्रतीव प्रत्यासत्तिके कारण उनमें भेदज्ञानकी सम्भावना न होनेपर होने बाला एकपनेका मोह 
प्रज्ञाके द्वारा ही नष्ट किया जाता है । 

सिद्धान्त--(१) भेदविज्ञानके द्वारा आत्मा व कर्मबन्ध इनको पृथक्‌-पृथक्‌ कर दिया 
जाता है। 

हृष्टि--१- वैलक्षण्यनय (२०३) । 

प्रयोेग-- विवेकबुद्धि द्वारा जीव भर बन्धकों ग्रपने अपने लक्षणोसे जुदा-जुदा करके 
जीवस्वभावको निहारते रहना ॥ २६४ ॥। 

प्रश्न -- आत्मा झोौर बंधको द्विधा करके क्‍या करना ? उत्तर-- [जीवः ] जीव [चर] 
झोर [बंधः ] ये दोनों [नियताम्यां] निश्चित [स्वलक्षणाश्यां] अपने-ग्रपने लक्षणोंसे [तथा] 
उस प्रकार [छिल्य ते] छेदे जाते है कि [बंध: छेत्तव्यः] बन्धच तो छिदकर अलग हो जाना 
चाहिये [बच] और | शुद्धः आत्मा गृहोतव्यः | शुद्ध याने केवल आत्मा ग्रहण कर लिया जाना 
चाहिये । 

तात्पयं--प्रात्मा और बन्धकों प्रलग जान लेनेका प्रयोजन यह है कि बन्ध तो छूट 
जाना चाहिये श्रौर आत्म ग्रहणमे झ्राना चाहिये। 

टीकार्थ--ग्रात्मा और बन्ध इन दोनोको पहले तो ग्रपने-गपने निश्चित लक्षणके ज्ञान 
से सवेधा ही भिन्‍न करना चाहिये। तत्पश्चात्‌ रागांदिक लक्षण वाले समस्त बन्धकों तो 
छोड़ना चाहिये तथा उपयोगलक्षण वाले केवल शुद्ध आत्माको ही ग्रहण करना चाहिये । यही 
निश्चयसे प्लात्मा और बन्धके भिन्‍त-भिन्‍न करनेका प्रयोजन है कि बन्धके त्यागसे शुद्ध प्रात्मा 
को ग्रहरम करना । भावार्थे--श्रात्मा भौर बन्धको द्विधा करके क्‍या करना ? इस प्रश्नका 
उत्तर यह है कि बन्बका तो त्याग करना और शुद्ध प्रात्माको ग्रहण करना । 


मोक्षाधिकारे ५०३ 
आत्मबंधो द्विधा कृत्वा कि कर्तेव्यं ? इति चेतृ-- 
जीवो बंधों य तहा छिज्जंति सलक्खणेहिं शणियएहिं । 
बंधो छेएदव्वो सुद्धों अप्पा य पेत्तत्वों ॥ २६४ ॥ 


जीव तथा बन्धोंसे, नियत लक्षरणोंसे भेद यों करता । 
बन्ध वहां हट जाचे, शुद्धात्मा गृहीत हो जाये ॥२६५।। 
जीवो बन्धश्च तथा छिद्येते स्वलक्षणाम्या नियताभ्या । बन्धरछेत्तव्य, शुद्ध आत्मा च ग्रृहीतव्य: ॥ २६५॥ 
ग्रात्मबंधो हि तावन्नियतम्बलक्षणविज्ञानेन स्वथंव छेत्तव्यो, ततो रागादिलक्षणः 
समस्त एवं बंधो निर्मोक्तव्यः, उपयोगलक्षण: शुद्ध आत्मंव गृहीतव्य:। एतदेव किलात्मबन्धयो- 
द्विवाकरणस्य प्रयोजन यदूबंधत्यागेन शुद्धात्मोपादानम्‌ ॥। २६५ ॥ 





नाससंज्ञ--जीव, वन्ध, य, तहा, सलक्खण, णियअ, बन्ध, छेएदव्व, सुद्ध, अप्प, य, घेत्तव्व । घातु- 
संज्ञ-- ज्छिद छेदने. ग्गह उपादाने । प्रातिषदिक-- जीव, बन्ध, चे, तथा, स्वलक्षण, नियत, बन्ध, देत्तव्य, 
शुद्ध, आत्मन्‌, गृहीतव्य । मूलधातु--छिंदिर छेंदने रुघादि, गिण्ह प्रहणे | पदविवरण--जीवो जीव.-प्रथमा 
एकवचन। बन्धों बन्ध -प्रथमा एक० । य च-अव्यय । तह तथा-अव्यय । छिज्जति-वर्तमान लट अन्य 
पुरुष बहु० कर्मवाच्य क्रिया । छिद्येति-वर्तमान लट अन्य पुरुष द्विवचन कर्मवाच्य क्रिया । सलक्खशेहि- 
तृ० बहु०। स्वलक्षणाभ्या-तृ० द्विचन | णिबएहि-तृ० बहु० । नियताभ्यां-तृ० द्विवचन । बन्धों बन्ध - 
प्रथमा एक० | छेएदव्बों छत्तव्य -प्रथमा एक० । सुद्धो शुद्ध -प्रथमा ए०; अप्प आत्मा-प्रथमा एकवचन । 
य च-अव्यय । पेत्तव्वों गृहीतव्य -प्रथभमा एकवचन कृदस्त क्रिया | २६५॥। 


8-4२०-२०>->-अ ३० 7-5. कक ++-३०क न बकनन्‍नलरेन3+ न >लमेलनन २>०नन- “समर के जन +-++--०++- जज ५ 


प्रसंगविवरण--प्रनन्तरपूर्व गायामे बताया गया था कि आत्मा और बन्धके नियत 
स्वलक्षणोंकफो जानकर प्रज्ञा द्वारा उन्हे अलभन-झलग कर दिया जाता है। भ्रब इस गाथामें 
बताया है कि ग्रात्मा और बन्धकों अलग-ग्रलग करके बया करना चाहिये ? 

तथ्यप्रकाश-- (१) स्वलक्षणविज्ञानसे आत्मा और बन्धको अलग-प्रलग परख लिया 
जाता है। (२) ग्रात्मा तो मात्र उपयोगस्वरूप है। (३) बन्ध रागादि लक्षण वाला है। 
(४) आत्मा और बन्धको ग्रलग-अलग करके बन्धकों तो छोड देना चाहिये श्रौर मात्र सहज 
सिद्ध ग्रात्माको उपयोगमें रखना चाहिये । 

सिद्धान्त-- ( १) ग्रात्मा और बन्धका भेदविज्ञान कल्याणका प्रारम्भ है । (२) बन्ध 
को छोड़कर मात्र चेतन्यस्वरूप आत्माका गअ्रनुभव करना कल्याणलाभ है । 

दृष्टि - १- वैलक्षण्यनय (२०३) । २- शुन्यनय (१७३) । 

प्रयोग--भेदविज्ञानसे उपयोगस्वरूप श्रात्माकों श्रोर रागादि बन्धनकों श्रलग-ग्रलग 
जानकर उपयोगस्वरूप सहजात्मतत्त्वमें उपयोग लगाना ॥॥ २६५ ।। 


प्०ड समयसार 


कह सो घिप्पह अप्या पण्णाएं सो उ घिप्पए अप्पा । 
जह पण्णाह विहत्तो तह पण्णाएव घित्तव्वों ॥२६६॥ 
किमि गृहीत हो भ्रात्मा, प्रज्ञासे वह गृहीत होता है । 


ज्यों प्रज्ञासे भेदा, त्यों प्रज्ञासे ग्रहण करना ॥२६६॥ 
कथं स गृह्मयते आत्मा प्रज्ञया स तु गृह्मयते आत्मा । यथा प्रज्ञया विभक्तस्तथा प्रज्ञयेव गृहीतव्य. ॥। २६६ ॥ 


ननु केन शुद्धोयमात्मा ग्रहीतव्यः ? प्रज्ञय॑व शुद्धोयमात्मा ग्ृहीतव्य:, शुद्धस्यात्मन: 
नामसंज्ञ-कह, त, अप्प, पण्णा, त, उ, अप्प, जह, पण्णा, विहृत्त, तह, पण्णा, एव, घित्तव्व 

धातुसंज्ञ--गिण्ह ग्रहरो | प्रातिपदिक--कथ, तत्‌, आत्मनु, प्रज्ञा, ततु, तु, आत्मनु, यथा, प्रज्ञा, विभक्त, 
तथा, प्रज्ञा, एव, गृहीतव्य । मुलधातु--ग्रह उपादाने क्र्यादिगरों | पदविवरण-- कह कथ-अव्यय। सो 
सः-प्रथमा एकबचन । उ तु-अव्यय । घिप्पइ गृहते-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० कमंवाच्य क्रिया। 
अप्पा आत्मा-प्रथमा एक ० । पण्णाए प्रज्ञया-तृतीया एकवचन । सो सः-प्रथमा एक०। उ तु-अव्यय । 

श्रात्मा और बन्धको प्रज्ञासे तो भिन्‍न किया, परन्तु ग्रात्माको ग्रहण किसके द्वारा 
किया जाय ? इस प्रश्नोत्तरकों गाथा कहते है-- प्रश्न--[स श्रात्मा] वह शुद्धात्मा [कर्थ॑] 
कंसे [ग्रह्मते] ग्रहण किया जाता है ? उत्तर--[स तु आत्मा| वह शुद्धात्मा [प्रज्ञया] ज्ञाके 
द्वारा ही [गृह्मते] ग्रहण! किया जाता है। [यथा | जिस प्रकार पहले [प्रज्ञया] प्रज्ञाके 
द्वारा [विभक्तः] भिन्‍त किया [तथा] उसी प्रकार [प्रज्ञयेव] प्रश्ञाके द्वारा हो [ग्रहीतव्यः | 
ग्रहण किया जाना चाहिये । 

तात्पयें--ज्ञानके द्वारा ही तो भात्मस्वभाव व बन्धको भिन्‍न-भिन्‍न किया जाता है 
भ्रोर ज्ञानके ही द्वारा आ्रात्माको ग्रहण किया जाता है। 

टोकार्थ--प्रश्न--यह शुद्ध आत्मा किस तरह ग्रहण किया जाना चाहिये ? उत्तर--- 
यह छुद्धात्मा प्रज्ञासे ही ग्रहण किया जाना चाहिये । क्योकि स्वय अपने शुद्ध आत्माको ग्रहण 
करते हुए शुद्ध भात्माके जैसे कि पहले भिन्‍न करते हुएके प्रज्ञा ही एक करण था उसी प्रकार 
ग्रहण करते हुए भी वही प्रज्ञा एक करण है, भिन्‍न करणा नही है। ग्रतः जैसे प्रज्ञाके द्वारा 
भिन्‍न किया था वैसे प्रज्ञाके द्वारा ही ग्रहण करना चाहिये। भावार्थ--पश्रात्मा और बन्धकों 
भिन्‍न करनेमे ओर केवल प्रात्माके ग्रहण करनेमें पृथक्‌ करण नही है इसलिये प्रज्ञाके द्वारा ही 
तो भिन्‍न किया श्रोर प्रज्ञाके द्वारा ही ग्रहणा करना चाहिये । 

प्रसंगविवरण--प्रनन्तरपूर्व गाथामें बताया गया था कि आत्मा और बन्धको अलग- 
झलग करके मात्र प्रात्माको ग्रहण करना चाहिये। अब इस गाथामें बताया है कि मात्र 
झांत्मतत्त्वको कैसे ग्रहण कर लेना चाहिये। 








मोक्षाधिकार घ०५ 


स्वयमात्मानं गृहक्लतो विभजत इव प्रज्ैककररात्वात्‌ । अतो यथा प्रश्ञया विभक्तस्तथा प्रन्नयेव 
गृहीतव्य: ॥ २६६ ॥। 





वाच्यम कर्म । जह यथा-अव्यय । पण्णाइ प्रज्ञया-तृ० एक० करणकारक | विहत्तो विभक्त:-प्रथमा एक० 
कृदन्त क्रिया , तह तथा-अव्यय । पण्णाइ प्रज्ञया-तृ० एक०। एव-अव्यय । घित्तव्वों ग्रहीतव्य-प्रथमा 
एकवचन क्ृदन्त क्रिया ।। २६६ ।। 





ज+ज++--+ ०» +++ -+ ----+++नन्‍ल ली तल कल ननन नल सन" 


तथ्यप्रकाश-- (१) भ्रात्मा और बन्धकों अलग-अलग कर देनेका प्रयोजन शुद्ध 
प्रात्माका ग्रहण करना है। (२) प्रज्ञाके द्वारा हो प्रात्म और बन्धकों अलग-अलग किया 
जाता है | (३) प्रज्ञाके द्वारा हो शुद्ध आत्माको ग्रहण किया जाता है। (४) प्रात्मा और 

बन्बके छेंदनको तरह शुद्ध आत्माको ग्रहण करना भो एक फ्रज्ञाकरणके द्वारा ही सम्भव है । 

सिद्धान्त--( १) ज्ञान द्वारा ज्ञानमें ज्ञानस्वरूप आात्माकों सुसिद्ध किया जाता है। 
(२) निविकल्प सम्बेदन द्वारा शाश्वत ज्ञानस्वभावमे उपयोग अभेदरूपसे रम जाता है । 

हृष्टि-- १- ज्ञाननय (१६४) । २- नियतिनय (१७७) । 

प्रयोग--ज्ञान मात्र आत्माको निरखकर इसी शाश्वत ज्ञानस्वभावमें उपयोगको लगाना 
व रमाना ॥ २६६ ॥। 

प्रश्न--आत्माको प्रज्ञाक्ते ढ्वारा किस प्रकार ग्रहण करना चाहिए ? उत्तर--[ यः 
चेतयिता ] जो चेतनस्वरूप ग्रात्मा है [निश्चयतः] निश्चयसे [सः तु] वह ही तो [प्रहं] मैं 
हूं ऐसा |प्रज्ञया| प्रज्ञाके द्वारा [गृहीतव्यः| ग्रहण करना चाहिये [ भ्रवशेषा:] ओर अवशेष 
यि भावाः] जो भाव है [तै] वे [सम परा] मुभसे पर है याने भिन्‍न है [इति ज्ञातव्या:] इस 
प्रकार जानना चाहिये । 

तात्पर्य--जो ज्ञानमात्र हू, जाननहार हूं वहो मैं हुं ऐसा अन्त: अनुभव करना ही 
आत्माको ग्रहण करना है । 

टोकार्थ-- निश्चयसे जो निश्चित निजलक्षणकों अवलम्बन करने वाली प्रज्ञाके द्वारा 
विभक्त किया गया जो चैतन्यस्वरूप ग्रात्मा है वही यह मैं हूं और जो ये अवशेष श्रन्य अपने 
लक्षणसे पहचानने योग्य व्यवहाररूूप भाव है, वे सभी व्यापक गआ्ात्माके व्याप्यपनेमे नही आते 
हुए मुभसे भ्रत्यन्त भिन्‍न है । इस कारण मैं ही, अपने द्वारा ही, अपने हो लिये, अपनेसे ही, 
प्रपनेमें ही, अपनेको ही ग्रहरा करता हु । जो मै निश्चयत:ः ग्रहण करता हूं बह आ्रात्माकी 
चेतना ही एक क्रिया होनेसे मैं उस क्रियासे चेतता हो हू, चेतता हुप्ना हो चेतना हूं, चेतते 


छा 


भ्०६ समयतसार 
कथमयमात्मा प्रज्ञया गृहीतव्यः ? इति चेतु-- 


पण्णाएं घित्तव्वों जो चेदा सो अहं तु णिच्हयदो । 


अवसेसा जे भावा ते मज्म परेत्ति णायव्वा ॥२६७॥ 
प्रज्ञासे यों गहुना, जो चेतक सो हि में हुं निश्चयसे । 
अवशिष्ट भाव मुभसे, भिन्न तथा पर प्रथक्‌ जानो ॥२६७॥ 
प्रज्ञया गृहीतव्यो यश्चेतयिता सो5ह तु निश्चयत । अवशेपा ये भावा ते मम परा इति ज्ञातब्या: ॥२६७॥ 
यो हि नियतस्वलक्षणावलबिन्या प्रज्ञया प्रविभक्तश्चेतयिता सोध्यमह । ये त्वमी अब- 
शिष्टा भ्रन्यस्वलक्षणलक्ष्या व्यवह्िियमाणा भावा:, ते सर्वेषपि चेतयितृत्वस्य व्यापकस्य ब्याप्य- 
त्वमनायांतोउत्यत मत्तो भिन्‍ना: | ततो5हमेव मयैव महद्यमव मत्त एवं मय्येव मामेव गृक्तामि । 
यत्किल गृक्तामि तच्चेतनेकक्रियत्वादात्मनश्चेतये एवं, चेतयमाव एवं चेतय, चेतयमाननेव 


नामसंज्ञ-पण्णा, घित्तब्व, ज, चेदा, त, अम्ह, तु, णिच्छुयदोी, अवसस, ज, भाव, ते, अम्ह, पर, 
इत्ति, णायव्व । घातुसंज्ञ - गिष्ह गहरे, चेत करणाववोधनयों, जाण अवबोधने। प्रातिपदिक-- प्रजा 








एसे ही चेतता हू, चेतते हुएके लिये ही चेवता हू, चेतते हुएसे ही चेतता हू, चेतते हुएम ही 
चेतता हूं, चेतते हुएकों ही चेतता हु अथवा न तो चेतता हु, न चेतता हुआ चेतता हू, न 
चेतते हुएसे चेतता हू, न चेतते हुएके लिये चेतता हु, न चेतते हुएसे चेतता हू, न चेतते हुएमे 
चेतता हूं, न चेतते हुएको चेतता हू । किन्तु मैं तो स्व विशुद्ध चिन्मात्र भाव हू । भावाथें-- 
पहिले प्रज्ञाके द्वारा श्रात्माको बन्धसे भिन्‍न किया था तब उसीसे यह चैत्तन्यस्वरूप आत्मा मै 
हूं ऐसा प्रपनेको ग्रहणा किया । सो यहाँ भ्रभिन्‍्त छह कारकोसे ग्रहण किया कि मैं, मुझको, 
मेरे द्वारा, मेरे लिये, मुझसे अपनेमे जानता हूं श्रब और सामान्यकी श्रोर वृत्ति हुई सो उससे 
मैं चेतता हूं, अ्रपनेको चेतता हूं, अपने द्वारा चेतता हू, अपने लिये चेतता हु, अपनेसे चेतता 
हूं, अपनेमें चेतता हू यो श्रनुभवा । फिर और सामान्य हुए तो इन अ्भिन्‍न कारकोके भेदका 
भी निषेध करके मै शुद्ध चेतन्यमात्र भाव हूं, एक अभेद टू, इस तरह बुद्धिके द्वारा ग्रात्माको 
ग्रहएणा करना । 

प्रब इस प्रथंको काव्यमे कहते है--शित्त्वा इत्यादि । श्र्थ--जो कुछ भी भेदा जा 
सकता है उस सबको निज लक्षणाके बलसे भेदकर चैतन्य चिहद्वसे चिह्नित, विभागरहित 
महिमा वाला मै शुद्ध चेतन्य ही हू । यदि प्रतिबोधनार्थ कर्ता, कम, करण, सम्प्रदान, अ्रपा- 
दान, भ्रधिकरण--ये छः कारक श्र सत्त्व, असस्व, नित्यत्व, ग्रनित्यत्व आदिक धर्म व 
ज्ञान, दर्शन श्रादिक गुरा ये भेदरूप हों तो हों, परन्तु विशुद्ध, समस्त विभावोसे रहित, शुद्ध, 


मोक्षाधिकार ५०७ 


चेतये, चेतयमानायैव चेतये, चेतयमानादेव चेतये, चेतयमाने एबं चेतये, चेतयमानमेव चेतये । 
पग्रथवा न चेतये, न चेंतयमानश्चेतये, न चतयमानेन चेतये, न चेतयमानाय चेतये, न चेतयमा- 
नाच्चेतये, न चेतयमाने चेतये, न चेतयमानं चेतये । कितु स्वविशुद्धचिन्मात्रों भावोउस्मि ॥। 
भित्त्वा सवंमपि स्वलक्षणबलादूभेतुं हि यच्छवयते । चिन्मुद्रांकितनिविभागमहिमा शुद्धश्चिदेवा- 
स्म्यहं । भिद्यंत्त यदि कारकाशि यदि वा धर्मा गुणा वा यदि | भिकद्वंतांन भिदास्ति काबन 
विभो भावे विशुद्धे चिति ॥१८६०॥ ॥ २६७ ॥ 








'गृहीतव्य, यत्‌, चेतथितृ, तत्‌, अस्मद, तु, निश्चयत. , अवशेष, यत्‌, भाव, तत्‌, अस्मद्‌, पर, इ पर, इति, ज्ञातव्य । 
मूलधातु- ग्रह उपादाने ऋ््यादि, ज्ञा अवबोधने । पदविवरण--पण्णाए प्रज्ञया-तृतीया एक०। चघित्तव्वो 
गृहीतव्य.-प्रथमा एक० कृदल्त क्रिया । जो य -प्रथमा एक ० । चेदा चेतयिता-प्र ० एक० । सो स -प्रथमा 
एक० । अह-पभ्र ० एक० । तु-अव्यय । णिच्छुयदो निश्चयत.-अव्यय पंचम्यर्थे। अवसेसा अवशेषा -प्रथमा 
बहुवचन। जे ये-प्रथमा बहु० । भावा भावा:-प्र० बहु० | ते-प्र० बहु० | मज्क मम-पष्ठी एक०। परा 
परा:-प्रथमा बहु० | इत्ति इति-अव्यय । णायबव्बा ज्ञातव्या'-प्रथमा बहुब॒चन क्ृदन्त क्रिया | २६७ ॥। 
सब गुणपर्यायोमे व्यापक ऐसे चैतन्यभावमे तो कोई भेद नही है | भावाथें--इस चैतन्यभावसे 
ग्रन्य अपने स्वलक्षणसे भेदे गये जो कुछ भी कारकभेद धर्मभ्ेद भ्लोर ग्रुणभेद है तो रहें, शुद्ध 
चंतन्यमात्रमे कुछ भी भेद नहीं है। शुद्धनयसे ग्रात्माकों ग्रभेदरूप चिन्मान्र अनुभवना चाहिये । 
प्रसंगविवररण--अनन्त र॒पूर्वे गाथामे बताया गया था कि आत्माको प्रज्ञा द्वारा ग्रहरा 
करना चाहिये | भ्रब इस गाथामे बताया है कि प्रज्ञाके द्वारा आत्मा किस ढंगसे ग्रहण किया 
जाता है । 
तथ्यप्रकाश-- (१) प्रज्ञा नियत स्वलक्षणका ग्रवलम्बन करती है । (२) प्रज्ञासे जिस 
शुद्ध आत्माको विभक्त निरखा गया वह चैतन्यमात्र ग्रात्मा मै हुं, ऐसा प्रज्ञाके द्वारा सहज 
शुद्ध झात्मतत्त्वका ग्रहण किया जाता है। (३) प्रज्ञाके द्वारा ही यह निर्णाति किया गया कि 
चेतनालक्षणसे शून्य रागादिबन्धन मुझ श्ञानस्वरूप भ्रात्मतत्त्वसे अत्यन्त भिन्‍न है । (४) 
आत्माके ग्रहणामे मै ही मेरे ढवरा मेरे लिय मुझसे मुझमें भ्रपनेको ग्रहण करता हू । (५) 
श्रात्माकों ग्रहण करनेका भ्रर्थ है ग्रात्माकों चेतना । (६) मै ही चेतता हूं । (७) मै चेतता 
हुआ ही चेतता हूं । (८) मै चेतते हुएके द्वारा ही चेतता हूं। (६) मै चेतते हुएके लिये हो 
चेतता हूं । (१०) मैं चेतते हुएसे हो चेतता हूं । (११) मै चेतते हुएमें ही चेतता हु । (१२) 
मै चेतते हुएको ही चेतता हूं । (१३) इस ग्रभेदसंचेतनमे कारकभेद न होनेसे चेतन करना भी 
कुछ नही यह तो शुद्ध चिन्मात्र भाव ही हू मैं। 
सिद्धान्त-- (१) प्रारम्भमे आ्रात्माकों श्रभिन्‍्त कारकोमें ग्रहण किया जाता है। (२) 


४०८ समयसार 


पणणाए घित्तव्वो जो दह्म सो अहं तु शिच्छयथरो । 
अवसेमा जे भावा ते मज्म परेत्ति शायब्वा ॥२६८॥ 
पणणाए घित्तव्वों जो णादा सो अहं तु णिच्छ॒यदों । 
अवसेसा जे भावा ते मज्फ परत्ति णादव्वा ॥२६६॥ ( युग्मम्‌ ) 
प्रज्ञासे यों गहना, जो द्रष्टा सो हि मै हूं निश्चयसे । 
अवशिष्ट भाव मुभसे, भिन्न तथा पर पृथक्‌ जानो ॥२€८॥ 
प्रज्ञासे यों गहना, जो ज्ञाता सो हि में हुं निश्चयसे । 
अवशिष्ट भाव मुझसे, भिन्न तथा पर प्रथक्‌ जानो ॥२६६॥ 


प्रज्ञया गृहीतव्यों यो द्रप्टा सो5ह तु निश्वयत: । अवशेषा ये भावास्ते मम परा ईति ज्ञातव्या: ॥ २६८॥ 
प्रज्ञया गृहीतव्यो यो ज्ञाता सो5हं तु निश्चयत: । अवशेषा ये भावास्ते मम परा इत्ति ज्ञातव्या ॥ २६६ ॥ 


चेतनाया दर्शनज्ञानविकल्यानतिक्रमणाच्चेतयितृत्वमिव द्रप्टत्व ज्ञातृत्वं चात्मन: स्व-. 
लक्षणमेव | ततोह द्रष्टारमात्मान ग्रह्नामि यत्किल गृह्लामि तत्पश्याम्येव, पश्यन्नेव पश्यामि 
पश्यतैव पश्यामि, पश्यत्ते एवं पश्यामि, पश्यत एवं पश्यामि, पश्यत्येव पश्यामि, पश्यतमेब 


नामसंज्ञ- पण्णा, वित्तत्व, जे, ददार, त अम्ह, तु, णिच्छघओं, अवसेस, ज, भाव, त, अम्ह, पर, 
इत्ति, णादव्व, पण्णा, घित्तव्व, ज, णादार, त, अम्ह, वु, णिच्छयदों अवसेस इत्यादि । धातुसंज्ञ-- गिण्ह 
ग्रहों, जाण अवबोधने | प्रातिपदिक - प्रज्ञा, गृहीतव्य, यत्‌, द्रप्ट, तत्‌ अस्मद, तु, निश्चयतः, अवशेष, 
झ्रात्मग्रहणका अभ्यास हो चुकनेपर आत्माका अ्भेटानुभव होता है । 
हृष्टि-- १- कारककारकिभेदक सद्भूतव्यवहार (७३) । २- शुद्धनय (४६) । 
प्रयोग--अआत्माकोी उपयोगस्वलक्षणसे ज्ञानमात्र परखकर ज्ञानमात्र अन्तस्तत्त्वका 
निविकल्प प्रनुभव करना ॥ २६७ ॥। 
ग्रब कहते है कि सामान्य चेतना दर्शनज्ञानसामान्यमय है इसलिये अनुभवमे दर्शन- 
जश्ञानस्वरूप शआत्माका ऐसे भो ग्रहण होता है-- प्रज्ञया गृहीतव्यः | प्रज्ञाके द्वारा इस प्रकार 
ग्रहण करना चाहिये कि [यो द्रष्टा] जो देखने वाला है [सतु] वह तो [निश्चयतः] निश्चय 
से [अहं] मै हू [भ्रवशेषा ये मावा:] अवशेष जो भाव है [ते मम पराः] वे मुभसे पर हैं 
[इति ज्ञातब्या:] ऐसा जानना चाहिये तथा [प्रज्ञया गृहीतव्यः] प्रज्ञाक्रे द्वारा ऐसा ही 
ग्रहणा करता चाहिये कि [यो ज्ञाता] जो जानने वाला है [सतु] वह तो [निश्चयतः ] 
निश्चयसे [अहं] मै हू [अश्रवशेषा ये भावा:] अ्रवशेष जो भाव है [ते] वे [मम पराः] मुझसे 
पर है [इति ज्ञातव्या:] ऐसा जानना चाहिये। 





मोक्षाधिकार प्०६ 


पश्यामि । प्रथवा--न पश्यामि, न पश्यन्‌ पश्यामि, न पश्यता पश्यामि, न पश्यते पश्यामि, 
न पश्यतः पश्यामि, न पश्यति पश्यामि, न पश्यंतं पश्यामि । कितु सवंविशुद्धों हड्मात्रों भावो- 
स्मि । अ्पि च--ज्ञातारमात्मानं गृह्लामि यत्किल गृक्तामि तज्जानाम्येव, जानन्नेव जानामि, 
जानतैव जानामि, जानते एवं जानामि, जानत एवं जानामि, जानत्येव जानामि, जानंतमेव 
जानामि । अ्रथवा--त जानामि, न जानन्‌ जानामि, न जानता जानामि, न जानते जानामि, 
न जानतो जानामि, न जानति जानामि न जानत॑ जानामि। कितु सर्वविशुद्धों ज्ञप्तिमात्रो 


यत्‌, भाव, तत्‌, अस्मद्‌, पर, इति, ज्ञातव्य, ज्ञातू । मूलधातु-ग्रह उपादाने, ज्ञा अवबोधने | पदविवरण-- 
पण्णाए प्रज्ञया-तृतीया एक० करणकारक | घित्तव्वों गृहीतव्य.-प्रथम। एक० क्ृदन्‍्त क्रिया | जो य.-प्र० 
एक० । दट्ठा द्रष्टा-प्रथमा एक० | सो स -प्र० एक० । अह-प्र ० ए० । तु-अव्यय । णिच्छुयओ निशरचयत:- 


तात्पयें--समस्त पर व परभावसे विभक्त दरशेनज्ञानसामान्यात्मक अपने को अ्रनुभवना 
परमार्थतः आत्मद्रव्यका अनुभव है । 

टीकार्थ--चेतनाके दर्शन ज्ञानके भेदका उल्लंघन नहीं होनेके कारण चेतकत्वको 
तरह दर्शकपना व ज्ञातापना ग्रात्माका निज लक्षण हो है। अतः मै देखने वाले आ्रात्माको 
ग्रहण करता हु, जो निश्चयसे ग्रहण करता हूँ सो देखता हूं, देखता हुआ्आ ही देखता हू, देखते 
हुएके द्वारा ही देखता हु, देखते हुएके लिये ही देखता हूं, देखते हुएस ही देखता हूँ, देखते हुए 
मे ही देखता हू श्र देखते हुएको ही देखता हूं श्रथवा न देखता हु, न देखता हुआ देखता हूं, 
न देखते हुएके द्वारा देखता हू, न देखते हुएके लिये देखता हू, न देखते हुएसे देखता हूं, न 
देखते हुएमे देखता हूं, न देखते हुएको देखता हूं । किन्तु मैं सवंविशद्ध एक दर्शनमात्र भाव 
हू । तथा और भी ***मै ज्ञाता आत्माको ग्रहण करता हूं, जो ग्रहण करता हूं सो निश्चयसे 
जानता ही हू, जानता हुआ भी जानता हुआ ही जानता हू, जानते हुएसे ही जानता हूं, जानते 
हुएके लिये ही जानता हूं, जानते हुएसे ही जानता हूं, जानते हुएमे ही जानता हू, जानते हुए 
को हो जानता हू । ग्रथवा नहीं जानता, न जानता हुआ जानता हू, न जानते हुएके द्वारा 
जानता हूं, न जानते हुएके लिये जानता हू, न जानते हुएसे जानता हु, न जानते हुएमें 
जानता हूं, न जानते हुएको जानता हू । किन्तु सर्वविशुद्ध एक जाननक्रियामात्र भाव मै हूं । 
भावाथे- इस तरह ज्ञानपर छह कारक भेदरूप लगाकर फिर अभेदरूप दःरमेको कारक भेदका 
निषेध कर ज्ञानमात्र अपना अनुभव करना । 

प्रश्न-- चेतना दर्शन ज्ञान भेदको कैसे उल्लघन नहीं करती कि जिससे 
ग्रात्मा द्रष्टा ज्ञाता हो जावे | उत्तर--वास्तवमे चेतना प्रतिभासरूप है, ऐसी चेतना दोरूप- 


भू१० समयसार 


भावो5स्मि । ननु कथं चेतना दर्शनज्ञानविक्ल्पो नातिक्रामति येन चेतयिता द्रष्ट ज्ञाता च 
स्थात्‌ ? उच्यते--चेतना तावत्पमतिभासरूपा सातु सर्वेषामेव वस्तूनां सामान्यविशेषात्मकत्वात्‌ 
हेरूप्यं नातिक्रामति । ये तु तस्या हे रूपे ते दर्शनज्ञाने, ततः सा ते नातिक्रामति । यद्यतिक्रा- 
मति ? सामान्यविशेषातिक्रांतत्वाच्चेतनिव न भवति । तदभावे द्वी दोषो--स्वगुणोच्छेदाच्चे- 
तनस्पाचेतनापत्ति: व्यापकाभावे व्याप्यस्य चेतनस्थाभावों वा | ततस्तद्वोषभयाह॒शंनश्ानात्मिकैव 


पंचम्यर्थ अव्यय । अवसेसा अवशेषा:-प्रथमा बहु० । जे ये-प्र० बहु० । भावा भावा.-प्र० बहु० । ते-प्रथमा 
बहु० | मज्क मम-षष्ठी एक०। परा परा:-प्रथमा बहुवचन। इत्ति इति-अव्यय । णादब्बा ज्ञातव्या:- 








पनेको उल्लंघन नही करतो, क्योकि सभी वस्तुग्रोको सामान्यविशेषात्मकता है | जो उसके दो 
रूप है वे दर्शन, ज्ञान है। इस कारण वह चेतना दर्शन, ज्ञान इन दोनोंकों उल्लंघन नहीं 
करती । यदि चेतना इन दो स्वरूपोंको लांघे तो सामान्य विशेषरूपके उल्लंघनपनेसे चेतना 
ही नहीं रहती । उस चेतनाका ग्नभात्र होनेपर दो दोप झाते है--एक तो गअपने गुणका 
उच्छेद होनेसे चेननके अचेतनपनको प्राप्ति ग्राती है और दूसरे व्यापक चेतनका अभाव होने 
पर व्याप्प जो चेतन आत्मा उसका अ्रभाव होता है। इस कारण इन दोषोके भयसे चेतना 
दर्शनज्ञानस्वरूप ही अद्भीकार करना चाहिये । भावार्थ--चेतनाको ज्ञानख्पमें ग्रहण करना, 
सामान्यप्रतिभासरूपमें ग्रहण करना, इन भेदोकों छोड चिन्मात्र अनुभवना । 

श्रव इस भ्र्थंकोी काव्यमें कहते है--पश्रद्वां ता इत्यादि | श्र्थ--जगतमे निश्चयसे 
चेतना अद्वेत होनेपर भो यदि वह दर्शन ज्ञानरू्पको छोड दे तो सामान्यविशेषरूपके ग्रभावसे 
बह चेतना अपने भ्रस्तित्वकों ही छोड़ देगी और जब चेतना अपने अ्रस्तित्वको हो छोड दे तो 
चेतनके जड़पना हो जायगा तथा व्यापक चेतनाके बिना व्याप्य आत्मा अन्तको प्राप्त हो 
जायया अर्थात्‌ ग्रात्माका नाश हो जायगा, इस कारण चेतना नियमसे दरश्शनज्ञानस्वरूप ही 
है । भावार्थ--वस्तुका स्वरूप सामान्यविशेषरूप है। चेतना भो वस्तु है सो बह यदि दर्शन 
ज्ञान विशेषकों छोड़ दे तो वस्तुपनेका नाश हो जानेसे, चेतनाका ग्रभाव हो जानेसे चेतनके 
जडपना आ जायेगा । इस कारणा चेतनाको दर्शनज्ञानस्वरूप ही जानना चाहिए । जो सामान्य 
चेतनाको ही मानकर एकान्त करते है, उनकी भूल दूर करनेके लिये भी 'वस्तुका स्वरूप 
सामान्यविशेषरूप है सो चेतनाको भी सामान्यविशेषरूप अंगीकार करना' ऐसा बतलाया है । 

भ्रब युक्तिपृवंक कहते है कि चिन्मयभाव तो उपादेय है श्रौर परभाव हेय है--एक 
इत्यादि । श्रथें--चेतनका तो एक चिन्मय हो भाव है । श्रोर जो दूसरे भाव है वे प्रगट रीति 
से परके भाव है । इस कारण एक चिन्मयभाव ही ग्रहण करने योग्य है श्लौर परभाव सभी 


मोक्षाधिकार ५११ 
चेतनाभ्युपगंतब्या ॥ अढंतापि हिं चेतना जगति चेद्रग्झप्तिरूप त्यजेत्‌ तत॒सामान्यविशेषरूपबिर- 
हात्सास्तित्वमेव त्यजेत्‌ । तत्त्यागे जडता चितो5पि भवति व्याप्यो बिना व्यापकादात्मा चातिमु- 
पैति तेन नियतं हृग्जप्तिरूपास्ति चित्‌ ॥१८३॥ एकश्चितश्चिन्मय एवं भावों भावा: परे ये 
किल ते परेषां । ग्राह्यमस्ततश्चिन्मय एवं भावों भावाः परे स्वत एवं हेया: ॥१८४।॥। ॥। २९८- 
२€६ ॥। 

 प्रथमा बहुबचन कृदन्त क्रिया | णादा ज्ञाता-प्रथमा एकबचन । होप पूर्ववत्‌ ॥ २६८-२६६॥ 








त्यागने योग्य है । 

प्रसंगविवरण--प्रनन्तरपूर्व गाथामें बताया गया था कि आत्माको चेतनेमात्रकी क्रिया 
से ग्रहण करना चाहिये | ग्रब चू कि चेतना दर्शन व ज्ञानहूप है सो द्रशपन व ज्ञातापनके 
रूपसे ग्रात्माकों ग्रहण करनेका विधान इस गाथामें बताया है । 

तथ्यप्रकाश-- (१) चेतना दर्शन और ज्ञानरूप है । (२) ग्रात्माका लक्षण जैसे चेत- 
बितापन है, ऐसे हो द्रष्टापन व ज्ञातापन स्वलक्षण ही है। (३) चेतना सामान्यविशेषात्मक 
है । (४) चेतनासामान्य दर्शन है । (५) चेतनाविशेष ज्ञान है। (६) प्रात्मा यदि दर्शनज्ञान- 
रवरूप न हो तो सामान्यविशेषात्मकता न होनेसे चेतनाका ग्रस्तित्व ही संभव नही है । (७) 
चेतनाका ग्रभाव होनेपर चेतन अचेनन हो जायगा ग्रथवा चेतनका ही अभाव हो जायगा यह 
ग्रापत्ति आती है । (८) चेतना दर्शनज्ञानात्मिका ही होती है । (6) मैं द्रष्टा श्रात्माको ग्रहण 
करता ह सो कसा ? मै देखता ही हु । (१०) देखता हुम्ना ही मै देखता हूं । (११) देखते हुए 
के द्वारा ही देखता हूं । (१२) देखते हुएके लिये हो देखता हू । (१३) देखते हुएसे हो देखता 
हु। (१४) देखते हुएमे ही देखता हु! (१५) देखते हुएको ही देखता हूं। (१६) इस 
प्रभेदमंदर्शनमे कारकभेद न होनेसे देखना भी कुछ नहीं, यह तो सर्वविशुद्ध दृशिमात्र भाव ही 
हूं मै । (१७) मै ज्ञाता ग्रात्माकों ग्रहण करता हूं सो क॑सा ? मै जानता ही हूं । (१८) जानता 
हुआ ही मै जानता हु । (१६) जानते हुएके द्वारा ही जानता हु । (२०) जानते हुएके लिये 
ही जानता हू । (२१) जानते हुएसे ही मै जानता हूं । (२२) जानते हुएमें ही जानता हूं । 
(२३) जानते हुएको ही जानता हूँ। (२४) यह अभेदसंज्ञान कारकभेद न होनेसे जानना भी 
कुछ नही, यह तो स्वंविशुद्ध ज्प्तिमात्र भाव हूँ मै । (२५) दर्शनज्ञानात्मिका चेतनाके ब्रति- 
रिक्त अन्य सं भाव हेय हो है । 

सिद्धान्त--(१) प्रारम्भमे ग्रात्माको अभिन्‍न कारकोंमे देखा जाता है । (२) ग्रात्म- 
ग्रहणाका श्रभ्यास हो चुकनेपर ग्रात्माका अ्रभेदानुभव होता है । 


१९२ समयसार 


को णाम भणिज बुहो णाउं सब्बे पराहए भावे । 
मज्ममिणंति य वयणं जाणुंतो अप्पयं सुद्ध ॥३००॥ 


सब परमावोंकों पर, आत्माकों शुद्ध जानने वाला । 


कौन बुध यह कहेगा, परमावोंकों कि ये मेरे ॥३००॥ 
को नाम भरोद्‌ बुधो ज्ञात्वा सर्वान परकीयान्‌ भावान्‌ । ममेदमिति च वचन जानन्नात्मानं शुद्ध ॥ ३०० ॥ 


यो हि परात्मनोनियतस्वलक्षणाविभागपातिन्या प्रज्ञया ज्ञानी स्थात्‌ स खल्वेक चिन्मात्र 
भावमात्मीयं जानाति शेषांश्व सबनिव भावान्‌ परकीयान्‌ जानाति । एवं च जानन्‌ कर्थ पर- 
भावान्ममामी इति ब्रुयात्‌ ? परात्मनोनिश्चयेन स्वस्वामिसंबंधस्यासंभवात्‌ । ग्रत: स्वेधा चिद्‌ 
भाव एवं गृहोतव्य: शेषा:सववे एवं भावा: प्रह्मतव्या इति सिद्धांतः ॥ सिद्धांतोउ्यमुदात्तचित्तचरि- 
त्मेक्षाथिभि: सेव्यतां शुद्ध चिन्मयमेकमेव परमं ज्योति: सर्देवास्म्यहूं । एते ये तु समुल्लसंति 








धातुसंज्ञ-भण कथने, जाण अवबोधने । प्रातिपदिक-किम्‌, नामन्‌, बुध, सर्व, परकीय, भाव, अस्मद्‌, 
इृदम्‌, इति, च, वचन, जानत्‌, आत्मन्‌, शुद्ध । मूलधातु--भण शद्दार्थ , ज्ञा अववोधने | पदविवरण -को 
कः-प्रथमा एक० | णाम नाम-प्रथमा एक० अथवा अव्यय | भणिज्ज भशेत्‌-लिडः विधौ अन्य पुरुष एक- 


हृष्टि--- १- कारककारकिभेदक सदूभूत व्यवहार (७३) । २- शद्धनय (४६) । 


प्रयोग--आत्माको दर्शनज्ञानोपयोग स्वलक्षणसे परखकर दर्शन ज्ञानमात्र ग्रन्तस्तत्त्व 
का निविकल्प अनुभव करना ॥ २६८-२६६ ॥। 


ग्रब परभावकी हेयता इस गाथामे कहते है--[सर्वान भावान्‌ परकीयान्‌] सभी 
परकीय भावोंकों [ज्ञात्वा] जानकर [इदं मम] ये मेरें है [इति चर बचनं] ऐसा वचन 


[आत्मानं ] श्रपने श्रात्माको [शुद्ध जानन | शुद्ध जानता हुमा [कः नाम बुध: ] कौन बुद्धि 
मान [भणोत्‌ | कहेगा ? ज्ञानी पडित तो नहीं कह सकता । 


तात्पर्य--शरुद्ध प्रात्मतत््वको जानने वाला परभावोंकों श्रपना नहीं मान सकता । 

टीकार्थं--जो पुरुष आत्मा और परके निश्चित स्वलक्षणके विभागमे पड़ने वाली 
प्रज्ञाके द्वारा ज्ञानी होता है, वह पुरुष निश्चयतः एक तैतन्यमात्र ग्रपने भावकों तो अपना 
जानता है श्रौर बाकीके सभी भावोंकों परके जानता है। और ऐसा जानता हुम्ना ज्ञानी परके 
भावोंको ये मेरे है! ऐसा किस तरह कह सकता है ? क्योंकि पर और आपमें निश्चयसे स्व- 
स्वामिपनाका सम्बन्ध अ्सम्भव है । इस कारण सर्वथा चिद्भधाव ही एक ग्रहण करना घाहिये, 
प्रवशेष सभी भाव त्यागना चाहिये, ऐसा सिद्धान्त है। भावार्थ--जैसे लोकमें यह न्याय है 
कि सुबुद्धि ओर न्‍्यायवान पुरुष परके धनादिकको अपना नहीं कहता, उसी तरह सम्यग्ज्ञानी 


भोक्षाधिकार ५१३ 


विविधा भावा पृथग्लक्षणा: तेहहंनास्मि यतो5च्र ते मम परद्रव्यं समग्रा श्रपि ॥१५८४५॥ परद्रव्य- 
ग्रहं कुबंन बध्येतवापराधवान्‌ । बध्येतानपराधों न स्वद्रव्ये संवृतो मुनि: ॥१८६॥ ॥३००॥ 








बचन क्रिया । बुहो बुध:-प्रथमा एक० । णाउ ज्ञात्वा-कृदंत असमाप्तिकी सम्बंधाथेक्रिया प्रक्रिया, अव्यय । 
सब्वे सर्वानु पराइए परकीयानु भावे भावान्‌-द्वितीया बहु० | मज्क॑ मम-षष्ठी एक०॥। इणं इृदमु-प्रथमा 
एक० । इति-अव्यय । वयणं वचनं-द्वितीया एक० कर्मकारक । जाण॑ंतो जाननू-प्र ० एक० क्ृदन्त कर्ज थे- 
प्रक्रिया । अप्पयं आत्मानं-द्वि० एक० । सुद्धं गुद्ध-द्वितीया एकवचन ॥॥ ३०० ॥। 





भी समस्त परद्रव्यको अ्रपना नहीं बनाता, अपने निज भावकों हो अपने जान अनुभवता है । 

प्रब इसी प्रथंको कलशरूपमें कहते हैं--सिद्धांतो' इत्यादि । श्रर्थं--उदात्त चित्तके 
चरित्र वाले मोक्षके इच्छुक पुरुष इस सिद्धान्तका सेवन करें कि मैं तो सदा शुद्ध चेतन्यमय 
एक परमज्योति ही हूं श्रौर जो ये प्रनेक प्रकारके भिन्‍न लक्षणरूप भाव हैं वे मै नही हूँ, 
क्योकि वे सभी भाव मेरे लिये परद्रव्य हैं। भावार्थ--स्वरूप निरखकर सदा ऐसा ग्रनुभव 
करना चाहिये कि मै शुद्ध औतन्यमात्र हूं। 

प्रसंगविवरणण-- प्रनन्तरपूर्व गाथाद्यमें बताया गया था कि प्रज्ञासे दर्शनज्ञानात्मिका 
चेतना ही ग्रहण करना चाहिये, जेतनाके श्रतिरिक्त श्रन्य सभी भाव हेय है । भ्रब इस गाथामें 
उन्ही अन्य सर्व भावोको हेयताका समर्थन किया गया है । 

तथ्यप्रकाश-- (१) जो श्रात्मा व परके नियत स्वलक्षण विभागमें पड़े, वह प्रज्ञा है । 
(२) प्रज्ञा द्वारा जो स्व-परका विभाग कर स्वको स्वरूपसे, परको पररूपसे जाने वह ज्ञानी 
है । (३) जानी एक चिन्माश्र भावकों आत्मस्वरूप जानता है। (४) ज्ञानी च्ेतनातिरिक्त 
सववे भावोंको परकीय जानता है । (५) स्व्रकीय व परकीय भावोंको जानता हुम्रा ज्ञानी पर- 
भावोंकी भ्रपना मान हो नहीं सकता । (६) पर व प्रात्मामें निश्चयसे स्वस्वामीसम्बन्ध रंच 
भी नहीं है । (७) स्व उपायोसे चैतन्यभाव हो ग्रहण किया जाने योग्य है । (८) चेतनाति- 
रिक्त स्वभाव छोड़ने योग्य हो हैं । 

सिद्धान्त-- (१) मुझमे परपदार्थंका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव कुछ भी नहीं है । (२) 
मुममे स्वका ही द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव है। 

हृष्ट--१- परद्रव्यादिग्राहक द्रव्याथिकनय (२६) । २- स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्याथिक- 
नय (२५)। 

प्रयोग---परकीयभावको पर जानकर उनसे उपयोग हटाना और निज शाश्वत 
सहज जेतन्यस्वरूपको पग्रात्मस्वरूप जानकर इस निज अ्न्तस्तत््वमें उपयोग लगाना ॥३००॥ 


प्१४ड समयसार 


थेयाई अवराहे कुबदि जो सो उ संकिदो भमई। 

मां वज्मेज्जं केशवि चोरोत्ति जण॒म्मि वियरंतो ॥३०१॥ 
जो ण॒ कुणह अबराहे सो णिस्संको द जणवए भमदि । 
ण॒वि तस्स वज्किद' जे चिता उप्पजदि कयाह ॥३०२॥ 
एवं हि सावराहों वज्मामि अहं तु संकिदो चेया । 

जह पुण णिरवराहो णिस्संकोह ण्‌ वज्फामि ॥३०३॥ 


चौर्यादिक श्रपराधों-को जो करता सशंक भ्रमता है। 

चौर समभकर लोगों-के द्वारा में न बंध जाऊँ ॥३०१॥ 

जो अपराध न करता, वह निःशंक हो नगरमें भ्रमता । 

उसको बँध जानेकी, चिन्ता उत्पन्न नहिं होती ॥३०२॥ 

यों सापराध बनकर, शंकित में कर्मफंसे बंधता । 

यदि होउँ निरपराधोी, तो मैं निःशंक नहिं बेंधता ॥३०३॥ 
स्तेवादीनपराधान्‌ करोति य स तु शद्धूतो भ्रमति । मा वध्यें केनापि चौर दति जने विचरनु || ३०१ ॥ 
यो न करोत्यपराधान्‌ स निश्शकस्तु जनपदे भ्रमति | नापि तस्य बद्ध, यत्‌ चिन्तोत्पद्यने कदाचित्‌ ॥|३०२॥ 
एवं हि सापराधो बध्ये5हं तु शड्धितश्चेतयिता । यदि पुननिरफ्राधो निश्णको5ह ने बध्यें ॥३०३॥ 

यथात्र लोके य एवं परद्रव्यग्रहलक्षणमपराधं करोति तस्यैव बंधशका संभवति । यस्तु 

तं न करोति तस्य सा न संभवति । तथात्माएि य एवाशुद्ध: सन्‌ परद्रव्यग्रहणलक्षणमपराध॑ 


नामसंज्ञ-थेयाइ, अवराह, ज, त, उ, संकिद, मा, क, वि, चोर, इनि, जण, वियरत, ज, ण, अब- 
राह, त, णिस्सक, दु, जगवअ, ण, वि, त, जे, चिता, कयाइ, एवं, हि, सावराह, अम्ह, तु, सकिद, चेया 
जड़, पुण, णिरवराह, णिसर्संक, अम्ह, ण। धातुसंज्ञ - कुब्व करणो, भ्रम अ्रमणे, बन्ध बन्धने, उब पहुज 





ग्रब कहते है कि परद्रव्यको जो ग्रहण करता है वह अपराधी है और बन्धमे पडता 
है, कितु जो निज द्रव्यमे नियन्त्रित है वह निरफराधी है वह नहीं बंबता--परद्रब्य इत्यादि । 
भ्रथं--परद्रव्यकी ग्रहण करता हुआ जीव श्रपराधों है श्रौर वह बंधमे पड़ता है; किन्तु अपने 
द्रव्यमें ही नियत रहने वाला यतीश्वर भ्रपराधरहित है वह नहीं बंघता । भावार्थ--जो पर- 
द्रव्यको अ्पनाता है वही बँधता है ओर जो प्रात्मस्वरूपको अपनेरूप स्वयं प्रनुभवता है वह 
बन्धनरहित होता है । 

श्रब दृष्टान्तपृवंक सापराघ निरपराधघ बन्धन अबन्धनका वृत्त ग्राथामें कहते है--[यः] 


मोक्षाधिकार ५१५ 
करोति तस्येव बंधशंका संभवति, यस्तु शुद्धः संस्तं न करोति तस्य सा न संभवति इति नियमः । 





गती । प्रातिपदिक--स्तेयादि, अपराध, यत्‌, ततू, तु, शंकित, मा, किम, अपि, चोर, इति, जन, विचरत्‌, 
यतू, न, अपराध, तत्‌, निःशड्धू, तु, जनपद, न, अपि, तत्‌, यत्‌, चिन्ता, कदाचित्‌, एवं, हि, सापराध, 
अस्मद्‌, तु, शड्वित, चेतयितृ, यदि, पुनर, निरपराध, निः:शद्धू, अस्मद्‌, न। सूलधातु-डुझुन्न, करो, भ्रमु 
चलने, बन्ध बंधने, उत्‌ पद गती। परदब्िवरण-थेयाई स्तेयादीनु-द्वितीया बहुबचन। कुव्वदि करोति- 
जो पुरुष [स्तेयादीन्‌ श्रपराधाव्‌ ] चोरी आदि अपराधोंको [करोति] करता है [स तु] वह 
[जने विचरन्‌] लोकमें विचरता हुम्नमा मैं [चोर इति] चोर हूँ, ऐसा ज्ञात हुआ मैं [केनापि 
मा बध्ये] किसीके द्वारा पकड़ा न जाऊँ [शंकितों भ्रमति] इस प्रकार शंकासहित हुग्ना श्रमण 
करता है [यः] जो [श्रपराधान्‌] कोई भो अपराध [न करोति] नहीं करता [स तु] वह 
पुरुष [जनपदे | देशमें [निःशंकः श्रमति] नि:शड़ू घूमता है [यत्‌] क्योकि [तस्य] उसके 
[बद्ध चिता] बँंधनेकी चिता [कदाचित्‌ श्रपि] कभी भी [न उत्पदते ] नहीं उत्पन्न होती । 
[एवं ] इसी प्रकार [सापराधः | ग्रपराधसहित होता हुग्ना [तु] तो [अहूं] मैं बंधृंगा ऐसा 
[शड्धितः] शड्भूयुक्त [ चेतयिता | ग्रात्मा भ्रमण करता है [यदि पुनः] और यदि [निरफ- 
राध:] निरपराध रहूँ तो [श्रहं] मैं [न बध्ये| नही बँघंगा । ऐसा [निश्शंकः]| निःशडू 
रहता है । 

तात्पयें--मोह-राग-हेषरूप अ्रपराध करने वाला जीव हो बँघता है, आत्मोपासके 
निरपराधघ प्रात्मा नहीं बँघता । 

टोकार्थ--जेसे इस लोकमें जो पुरुष परद्रव्यको ग्रहण करनेके भ्रपराधकों करता है, 
उसीके बंधकी शद्धू। होती है । श्रोर जो अपराध नही करता है उसके शद्भा सम्भव ही नही 
है । उसी प्रकार आत्मा भी जो ही अशुद्ध होता हुआ परद्रव्यको ग्रहगग करनेरूप भ्रपराधको 
करता है, उसीके बन्धकों शड्भू। होती है । परन्तु जो आत्मा शुद्ध हुम्ला उस अ्रपराधको नहीं 
करता उसके वह शड्ूा नही होती, यह नियम है । इस कारणा सवंथा समस्त परद्रव्यके भाव 
के त्याग द्वारा शुद्ध भप्रात्माकों ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि ऐसा करनेपर ही निरपराधपना 
होता है। 

भावाभ--यदि कोई चोरी ग्रादि भ्रपराध करे तो उसको बँधनेकी शद्भूा हो, निरप- 
राधके शद्भूा क्यो हो ? उसी प्रकार यदि ग्रात्मा परद्रव्यकोी श्रहण करनेका ग्रपराध करे तो 
उसको बन्धकी शद्भुा होती ही है, यदि ग्रपनेको शुद्ध भ्रनुभवे, परको नहीं ग्रहण करे तो बेब 
की शद्भू। कैसे हो ? इस कारण परद्रव्यको छोड़कर शुद्ध ग्रात्माका ग्रहण करनेसे ही जीव 
निरपराधघ होता है, ऐसा जानकर श्रात्माराधना करके निरपराध होगो । 








५१६ समयसार 


ग्रत: सवंथा सर्वपरकीयभावपरिह्ारेण शुद्ध प्रात्मा ग्रहीतव्यः, तथा सत्येव निरपराधत्वात्‌ 
॥ ३०१-३०३ ॥। 

वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० । जो य. सो स:-प्रथमा एकवचन । उ तु-अव्यय । सकिदों शकित:-प्रथमा 
एक ० । भगई भ्रमति-बर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एकबचन । मा-अव्यय । वज्मेज्क बध्ये-व्तमान लट उत्तम 
पुरुष एक० कमंवाच्य क्रिया । केण केन-तृतीया एक०। वि अपि-अव्यय । चोरों चौर:-प्रथमा एक०। 
इत्ति इति-अव्यय । जणम्हि जने-सप्तमी एक० । वियरतो विचरन्‌-प्र ० एक० । जो य-प्रथमा एकवचन । 
ण न-अव्यय | कुणई करोति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० क्रिया। अवराहे अपराधान्‌-द्वितीया बहु० । 
सो सः-प्रथमा एक० । णिस्सको निःशक'-प्रथमा एक० । उ तु-अव्यय | जणवए जनपदे-सप्तमी एक० । 
भमई अमति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० | ण न वि अपि-अव्यय । तस्स तस्य-पषप्ठी एक० । बज्भिदु 
बद्धु-क्दन्त । जे यत्‌ृ-अव्यय । चिता-प्र० ए० | उप्पज्जइ उत्पद्यते-वतमान लट अन्य पुरुष एकवचन। 
कयाइ कदाचित्‌-अव्यय । सावराहो सापराध:-प्र० ए० । बज्कामि बध्ये-वर्तमान लट अन्य पुरुष एक० 
कर्मवाच्य क्रिया । अह-प्र० एक० । सकिदो छ्षकित.--प्र० एक०। चेदा चेतयिता निरवराहों निरपराध. 
णिस्संको निरशंक.-प्रथमा एक०। अह-प्रथमा एकवचन | बज्कामि बध्ये-वर्तमान लट अन्य पुरुष एक- 
बचन ॥। ३०१-३०३ ॥। 








3२८० > उस >म नल, नि मल कक 


प्रसंगविवरण--प्रनन्तरपूर्व गाथामें बताया गया था कि स्व शुद्ध आत्माको जानता 
हुआ कौन ज्ञानी परको ग्रपनायगा, परभाव तो सभी हेय है । अञ्रब इस गाथामें उन्ही परभावों 
को ग्रहण करने वालेको अ्रपराधी प्रसिद्ध किया गया है । 

तथ्यप्रकाश-- (१) चोरी, परस्त्रीसेवनके ग्रपराधकी तरह रागादि परद्रव्यका ग्रहण 
करना, स्वीकार करना अपराध है। (२) रागादि परभावको ग्रात्मरूप माननेसे जीव स्वस्थ- 
भावसे च्यूत हो जाता हैं, ग्रत: परभावका स्वीकरण अपराध है । (३) यह प्रपराधी जीव 
बच्धचनकी शड्भूगसहित अमणा करता है, कर्मसि बंध जाता है, विषाद मरण आभ्रादि दण्ड पाता 
हैं । (४) जो रागादि परभावोकों स्वीकार नहीं करता, परकोय जानकर उनसे हटा रहता है 
बह निरपराघ है । (५) निरपराध ग्रात्मा नि:णड्भू रहता है। (६) निरपराध प्रात्माको 
बन्धनकी शड्भू नहीं रहती । (७) निरपराध प्रात्मा कर्मसे मुक्त होता है। (५) मिथ्यात्व 
रागादि परभावोंकी स्वीकारतासे कर्मेबन्धन होता । (६) अविकार परम चेतन्यस्वभावकी 
स्वोकारतासे जीव मुक्त होता है। (१०) प्रात्महितैषियोंकों चेतन्यमात्र भाव ही ग्रहण करने 
योग्य है, शेष सर्व भाव छोड़ने योग्य हैं । 

सिद्धान्त-- (१) परभावको स्वीकार करने वाला अपराधी जोव निश्चयत: प्रपने 
विकार वासना संस्कारोंसे बँध जाता है। (२) अपराधी जीवके विकारका निमित्त पाकर 
ज्ञानावरणादि कर्मोका बन्ध होता है । 





मोक्षाघिकार ५१७ 
को हि नामायसपराध: ?-- 
संसिद्धिााथसिड्ध साथियमाराधियं व एयट्ट। 
अवगयराधो जो खलु चेया सो होह अबराधो ॥३०४॥ 
जो पुण णिखराधो चेया णिस्संकिश्रो उ सो होह । 
आराहणाह णिच्च वटटेह अं ति जाणंतो ॥३०४॥ (युग्मम्‌) 
संसिद्धि राध साधित, श्राराधित सिद्ध सर्वे एकार्थक । 
जो जीव राध अपगत, सो आझ्ात्मा है निरपराधी ॥३०४॥ 
जो जीव निरपराधी, बह निःशंक निःशल्य हो जाता । 
निजको निज लखता यह, लगता प्रात्मानुराधनमें ॥३०५॥ 


ससिद्धिराधसिद्धं साधितमाराधित चंकार्थ । अपग॒तराधो यः खलु चेतयिता स भवत्यपराध' || ३०४ ॥। 
य पुननिरपराधश्चतयिता निश्शकितस्तु स भवति । आराधनया नित्य वर्तते, अहमिति जाननू ॥ ३०५ ॥॥ 


परद्रव्यपरिहारेण शुद्धस्यात्मन: सिद्धि: साधनं वा राध:, भ्पगतो राधो यस्य चेतयितु: 
सो5पराध: । अ्रथवा ग्रपगतों राधों यस्य भावस्यथ सो5पराधस्तेन सह यश्चेतयिता वर्तंते स 
...._ नामसंज्ञ - ससिद्धिराधसिद्ध, साधिय, आराधिय, च, एयट्र, अवगयराध, ज, खलु, चेया, त, अब- 
राध, ज, पुण, णिरवराध, चेया, णिम्सकिअ, उ, त, आराहणा, णिच्च, अम्ह, ति, जाणत। धातुसंज्ञ-- 





हृष्टि-- १- अशुद्धनिश्वयनय (४७) । २-निममित्तदृष्टि, निमित्तत्वनिमित्तदृष्टि (५३श्र, 
२०१) । 

प्रयोग--निः:शद्भधू निबंन्ध रहनेके लिये परद्रव्य॒ व परभावके ग्रहणका अपराध नही 
नही करके स्वभावमे उपयुक्त होना ॥ ३०१-३० ३ ।। 

प्रशत-- यह अपराध क्‍या है? उत्तर--[ संसिद्धिराधसिद्ध ] ससिद्धि, राध, सिद्ध 
[साधितं च श्राराधितं ] साधित श्रौर प्राराधित [एकार्थ] ये एकार्थ शब्द हैं । [य: खलु चेत- 
यिता] जो झ्रात्मा [अपगतराधः | राधसे रहित हो [सः] वह ग्रात्मा [श्रपराधः भवति | 
राधरहित याने प्रपराधों है [य: पुनः] भ्रौर जो [चेतयिता] श्रात्मा [निरप्राघः] प्रपराध- 
रहित है [सः तु] वह [निःशंक्तितः] शकारहित [सवतलि] है श्लोर सहजस्वरूप अ्रपनेको [ श्रहं 
इति] मैं हु ऐसा [जानन] जानता हुप्ना [आराधनया| प्राराधना द्वारा [नित्य बर्तते। हमेशा 
बतंता है । 

तात्पयें--प्रात्माकी दृष्टि न होना भ्रपराघ है, ऐसा ग्रपराध करने वाला ही संसारवें 


भ्र८ समयसार 


सापराघ: स तु परद्रव्यग्रहणसद्भावेन शुद्धात्मसिदृष्यभावाद्‌बंधशंकासंभवे सति स्वयमशुद्धशवाद* 
नाराधक एवं स्‍यात्‌ । यस्तु निरपराधः स समग्रपरद्रव्यपरिहारेश शुद्धात्मसिद्धि सद्भावाइबंध- 
शंकाया असंभवे सत्ति, उपयोगकलक्षणशुद्ध श्रात्मैक एवाहमिति निश्चिन्चन्‌ नित्यमेव शुद्धात्म- 
सिद्धिलक्षणयाराधनया व्तेमानत्वादाराधक एवं स्थात्‌ ॥ अ्नवरतमनंर्तबंध्यते सापराध: स्पृशति 
राह राधने, साह साधने, सिज्क निष्पत्ती, हो सत्ताया, वत्त वर्तने, जाण अवबोधने । प्रातिपदिक-सं सिद्धि- 
राधसिद्ध, साधित, आराधित, च, एकार्थ, अपगतराध, यत्‌, खलु, चेतयितृ, ततु, अपराध, यत्‌, पुनर, निर- 
पराघ, चेतयितृ, नि.शकित, तु, आराधना, नित्यं, अस्मदू, इति, जानतू । मुलधातु-साध ससिद्धौं स्वादि, 
राध ससिद्धों स्वादि, षिधु ससिद्धौं दिवादि, भ्रू सत्तायां, बृतु वर्तने भ्वादि, जाण अवबोधने । पदविवरण-- 
ससिद्धिराधसिद्ध-प्रथमा एकवचन । साधिय साधितं-प्रथमा एक० । आराधिय आराधितं-प्रथमा एक० | 
रुलता है निरपराध ग्रात्मा श्रात्ममग्न होता है । 
टीकार्थ--परद्वव्यके परिहार द्वारा शुद्ध श्रात्माकी सिद्धि अश्रथवा साधन होता राध 
है । जिस आात्माके राघ भ्रर्थात्‌ शुद्ध आत्माकी सिद्धि प्रथवा साधन अश्रपगत हो वह आत्मा 
ग्पराध है | ग्रथवा जिस भावका राध अ्रपगत हो गया हो याने दूर हो गया हो वह भाव 
अपराध है । उस अपराधसे सहित जो प्रात्मा रहता है वह प्रात्मा सापराध है । ऐसा आत्मा 
परद्रव्यके ग्रहणके सद्भावसे, शुद्ध ग्रात्माकी सिद्धिके अभावसे, उसके बंधकी शद्धूयका संभव 
होनेपर स्वयं ग्रशुद्धपना होनेसे भ्राराधना करने वाला नही है | परन्तु जो श्रात्मा निरपराध 
है वह समस्त परद्रव्यके परिंग्रहके परिहार द्वारा शुद्ध आत्माको सिद्धिके सड्भावसे उसके बच 
की शद्भुके न होनेपर “मै उपयोगलक्षण वाला एक शद्ध श्रात्मा ही हूँ" ऐसा निश्चय करता 


हुआ वह आत्मा नित्य हो शुद्ध प्रात्माकी सिद्धि लक्षणबाली आ्राराधनासे युक्त सदा बतंता होने 
से ग्राराधक ही है। भावार्थ--संसिद्धि, राध, सिद्धि, साथित श्रोर आराधित-- इन शब्दोका 


झर्थ एक आत्मावलोकन ही है | जिसके यह आ्रात्मदर्शन नही है वह आ्रात्मा सापराध है, और 
जिसके यह हो वह निरपराध है। सापराधके बंधकी शंका होतो हैं, इसलिये भ्रनाराधक है, 
ग्रौर निरपराध निश्शंक हुआ झपने उपयोगमें लीन होता है, निरपराधोको बधकी शंका नही 
होती, तब वह सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र तपका एक भावरूप निश्चय ग्लाराधनाका श्राराधक 
ही हैं। 

अब इसो अर्थंको कलशमें कहते है--अनवरत इत्यादि । श्रर्थं--सापराध प्रात्मा 
निरंतर अनंत पुदू्गल परमाणुरूप कर्मोसे बंधता है; निरपराध श्रात्मा बंधनकों कभो स्पर्शन 
नहीं करता । तो अपने ग्रात्माको नियमसे अशुद्ध ही सेवन करता हुआ झ्रात्मा तो सापराष ही 
होता है श्रौर प्रच्छी तरह शुद्ध भात्माका सेवन करने बाला ग्रात्मा निरपराध होता है । 








मोक्षधिकार्र ५१६ 


निरपराधो बंचनं नैव जातु । नियतमयमशुद्ध स्व॑ भजन सापराधों भवति निरपराधः साधु 
शुद्धात्मसेवी ॥१८७)॥| ॥ ३०४-२०५ | 


एयट्ट' एकार्थ-प्रथमा एक० । अवगयराधों अपगतराध:-प्र० ए० । जो यः-प्र० ए० | खलु-अव्यय । चंदा 
चेतयिता-प्र० ए० । सो स.-प्र० ए०। होइ भवति-बतंमान लटू अन्य पुरुष एकवचन क्रिया । अवरधो 
अपराध -प्र० ए० । णिरावराधों निरपराध:-प्र ० ए०। णिस्सकिओ नि.शकिति:-प्र० ए०। आराहणाइ 
आराधनया-तृतीया एक० | णिच्च नित्यं-अव्यय । बट्ट इ वर्तते-प्र० एक० । अहं-प्र० एक० । ति इति- 
अव्यय । जाणतो जाननु-प्रथमा एकबवचन ।॥। ३०४-३०५॥ 


2 53० मी आर आज लक ० कक जलन ननननननमनननमन3+न-५० नम» नाप पनाख।ए८.. "सीजन 


भावायं-जो प्रात्मा अपनेको सहज ग्रविकार स्वरूप निरखता है वह निरपराध है व निबंन्ध है । 

प्रसंगविवरण--पअनन्तरपूर्व गाथानत्रयमें बताया था कि अपराधी जीव सशंक होता 
हुआ कमंबद्ध हो जाता है ग्लोर निरपराध आत्मा निःशंक ओर अभ्रबन्ध रहता है । भ्रब उसी 
ग्रपराधके विषयमें इन दो गाथावोमें बताया गया है कि वह अपराध क्‍या है और निरपराध 
को स्थिति क्या होती है ? 

तथ्यप्रकाश--(१) राघ ग्रात्मसिद्धिको कहते है । (२) जिसके राध नही है उस 
भावकों अपराध कहते है। (३) राधके इतने और नाम भाव समभनेके लिये जानना-- १-- 
ससिद्धि, २- सिद्धि, ३- साधन व ४- आराधना । (४) विभावपरिणामरहित निविकल्प- 
समाधिमे स्थित होकर निज जुद्धात्माकी उपलब्धि होना संसिद्धि है । (५) परद्रव्यका परिहार 
करके शुद्ध ग्रात्मामे मग्नता होना सिंद्धि है। (६) सवंविकारभावोसे हटकर शुद्ध चओेतन्यस्व- 
रूपकी सेवा करना साधन है। (७) विकारभावका परिहार करके शुद्ध चित्स्वरूप आत्माकी 
उपासना करना झारावना है। (५) जिसके परद्रव्यका ग्रहण है, परभावमें आत्मरूपकी 
मान्यता है उसके शुद्धात्मसिद्धिक्रा प्रभाव है । (६) जिसके शुद्धात्मसिद्धि नहीं है वह सापराध 
है। (१०) सापराधके सेव बन्धशद्भुग रहती है व बन्ध होता है, क्ग्रोकि वह शुद्धात्मतत्त्वका 
प्रनाराधक है । (११) जो समग्र परद्रव्योका परिहार करता है उसके शुद्धात्मसिद्धि होती है । 
(१२) जिसके शुद्धात्मसिद्धि है उसके बन्धशद्भुकी असंभवता है, क्योकि उसके ज्ञानमात्र 
दुद्ध भ्रन्तस्तत्व्की उपासना बनी रहनेसे वह ग्राराधक ही है । 

सिद्धान्त--(१) शुद्ध भ्रन्तस्तत्वके आराधक शछुद्धात्ससेवी निरपराध है। (२) 
प्रशुद्ध सोपाधि सविकार आत्माकी सेवा करने वाले सापराध है। (३) निरपराध प्रात्मा 
निर्बन्ध होते है । (५) सापराध जीव शअनन्त कर्मोको बाँधते है। 

हृष्टि-- (- शुद्धनिश्वयनय (४६) । २- प्रशुद्धनिश्वयनय (४७) । ३- प्रतिषेघ्रक 
छुद्धनय (४६प्न) । ४- परकतृ त्व प्रसदभूत व्यवहार (१२६) । 


४२० समयप्षार 


ननु किमनेन शुद्धात्मोपासनप्रयासेन यतः प्रतिक्रमणादिनैव निरपराधो भवत्यात्मा 
सापराधस्याप्रतिक्रमणादेस्तदनपोहकत्वेन विषकुम्भत्वे सति प्रतिक्रमणादेस्तदपोहकत्वेनामृत- 
कुम्भत्वात्‌ । उबतं च व्यवहाराधारसूत्रे--अपडिकमरां अ्रपडिसरणं अ्रप्पडिहारो भ्रधारणा 
चेव । अणियत्ती य अणिदा5गरुहाउसोहीय विसकु भो ॥१॥ पडिकमणां पढिसरणं परिहारो 
धारणा णियत्ती य । णिदा गरुहा सोही श्रट्टविहों श्रमयकु भो दु ॥२॥ अभोच्यते-- 


पडिकमणं पडिसरणं परिहारों धारणा णियत्ती य। 
शिंदा गरहा सोही अद्डविहों होइ विसकु भो ॥३०६॥ 
अप्पडिकमण अप्पडिसरणं अप्परिहारों अधारणा चेव । 
अणियत्ती य अशिदा5गरहाउसोही अमयकु भो ॥३५०७॥ 


प्रतिक्रमण अथवा प्रति-सररण्य परिहार धारण निवृत्तो । 

निन्‍्दा ग्ह शुद्धो, ये हैं विषकुम्म आठों ही ॥३०६॥ 

प्रप्रतिक्रमरप प्रप्रति-लरण परिहार धारणा अगर्हा । 
अनिवृत्तो व झ्निन्‍दा, प्रशुचि श्रमृतकुम्भ ये आठों ॥३०७।॥ 


नाससंजश - पडिकमण, पडिसरण, परिहार, धारणा, णियत्ति, य, णिदा, गरहा, सोहि, अद्गविह, 
विसक्‌भ, अप्पडिकमण, अप्पडिसरण, अप्परिहार, अधारणा, च, एवं, अणियत्ति, य, अणिदा, अगरहा, 


प्रयोग---निःशंक निर्बन्ध होनेके लिये अपनेको ज्ञानमात्र निरखना ॥३०४-३०५॥ 

प्रश्न -- इस शुद्ध भ्रात्माके सेवनके प्रयाससे क्या लाभ है ? क्योकि प्रतिक्रमणा आदि 
से ही भ्रात्मा निरपराध हो जाता है । इसका भी कारण यह है कि सापराधके श्रप्रतिक्र मणादि 
में श्रपराधकी प्रपोहकता न होनेसे विषकुम्भपना होनेपर प्रतिक्रमणादिकके हो अपराधकी 
प्रपोहकता होनेसे श्रमृतकंभपना होता है। यहो व्यवहारविषयक ग्राचारसूत्रमे भी कहां है-- 
भ्रप्पडि इत्यादि । भ्रर्थ--प्रप्रतिक्रमण, भ्रप्रतिसरण, अपरिहार, अझ्रधारणा, पनिवृत्ति, भ्रनिदा, 
झगहा और अशुद्धि, विषकुम्भ है । प्रतिक्रमण, अ्रतिसरण, परिहार, धारणा निवृत्ति, निंदा, 
गहा ओर शुद्धि, अ्मृतकु भ है ? उत्तर--[ प्रतिक्रमणं प्रतिसरणं परिहार: धाररा निवृत्तिः 
निदा गा] भ्रज्ञानीका व क्रियारतका प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निदा 
गहा [च शुद्धि] भोर शुद्धि इस तरह | भ्रष्टविधः | श्राठ प्रकारका तो [विषकुस्भ:] विषक्‌भ 
[सबति | है; [च] भर ज्ञानीका व सहजस्वभावके अ्रनुभवीका [अप्रतिक्रमणं श्रप्नतिसरराणं 
झपरिहारः: अधारणा | सहज अप्रतिक्रमणा, भ्रप्रतिसरण, अ्परिहार, अधारणा [अनिशृत्ति: 


मोक्षाधिकार ५२१ 

प्रतिक्रमर्ण प्रतिसरणं परिहारों घारणा निवृतिश्च । निदा गा शुद्धि: अष्टविधो भव॒ति विषकुंभ. ॥३०६॥ 
अध्तिक्रमणमप्रतिस रणमपरिहा रोध्धारणा चेंच । अनिवृत्तिश्चानिदा5गर्हश्शुद्धि रमृतकुम्भ:. ॥३०७॥। 
यस्तावदज्ञानिजनसाघारणोअ्रतिक्रमणादि: स शुद्धात्मसिद्धयभावस्वभावत्वेन स्व॒यमेवा- 
पराघत्वाद विषकुम्म एवं कि तस्थ विचारेण । यस्‍्तु द्रव्यरूपः प्रतिक्रमणादि: स सर्वापिराध- 
विषदोषापकर्षएसमथंत्वेनामृतकुम्भो5पि प्रतिक्रमणा$प्रतिक्रमणादिविलक्षणाप्रतिक्रमणादिरूपां 
तातीयकी भूमिमपश्यत: स्वकार्यकरणासमर्थ॑त्वेव विपक्षकायेकारित्वाद्विषकुम्भ एवं स्यात्‌ । 
अप्रतिक्रमणादिरूपा तृतीयभूमिस्तु स्वयं शुद्धात्मसिद्धिरूपत्वेन सर्वापराधविषदोषाणां, सर्वकष- 
असोहि, अमयकुभ | धातुसंज्ञ--पडि-क्कम पादविक्षेपे, पडि-सर गती, पडि-हर हरणे, नि इ गतौ, निद 
निदाया, गरह निन्‍्दाया, सुज्भ नैमंल्ये | प्रातिपदिक-प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, घारणा, निवृत्ति, 
च, निन्‍दा, गर्हा, शुद्धि, अष्टविध, विपकुम्म, अप्रतिक्रमण, अप्रतिसरण, अपरिहार, अधारणा, अनिर्वुत्ति, 
अनिन्दा, अगर्डा, अशुद्धि, अमृतकुम्भ । मूलधातु--प्रति ऋमु पादविक्षेपे *वादि, प्रति स्‌ गतौ भ्वादि, जुहो- 


अ्रनिदा अगर] प्रनिवृत्ति, अनिदा, अगर्हा [च एव] ओर [अशुद्धिः] अशुद्धि यह झ्राठ भ्रकार 
का [ प्रमृतकुम्भ:] ग्रमृतकभ है । 

तात्पयें---विकल्परत रहना विषकुम्भ है, स्वभावरत रहना ग्रमृतकुम्भ है । 

टीकार्थ-- वास्तवमे ग्रज्ञानी जनोमे साधारणतया पाया जाने वाला जो भप्रतिक्रभणादि 
है वह श॒द्ध आत्माकी सिद्धिके अभावरूप स्वभाव वाला होनेके कारएा स्वयमेव ग्रपराधरूप 
होनेसे विषकुम्म ही है; उसका विचार करनेका प्रयोजन ही क्‍या है ? क्योंकि वे तो प्रथम हो 
त्यागने योग्य है किन्तु जो द्रव्यरूप प्रतिक्रमण आदि है वह समस्त अ्पराधविषदोषको हटानेमें 
सम होनेसे भ्रमृतकु भ होनेपर भो प्रतिक्रमण-प्रप्रतिक्रमणादिसे विलक्षण भअ्प्रतिक्र मणादि 
रूप तीसरी भूमिकाको न देखने वाले पुरुषको वह द्रव्य-प्रतिक्रमणादि अपराध कांटने रूप अपना 
कार्य करनेको भ्रसमर्थ होनेसे विपक्ष अर्थात्‌ बंधका कार्य करने वाला होनेसे विषकुम्भ ही है । 
परतु भ्रप्रतिक्रमणादिरूप तीसरी भूमि स्वयं शुद्धात्माकी सिद्धिरूप होनेके कारण समस्त अप- 
राधरूपी विषके दोषोको सवंथा नष्ट करने वाली होनेसे साक्षात्‌ स्वयं प्रमृतकुम्भ है। और, 
इस प्रकार वह तीसरी भूमि व्यवहारसे द्रव्यप्रतिक्रमणादिके भी अमृतकुम्भपना साधतो है । 
झभ्लौर उस तीसरी भूमिसे हो आत्मा निरपराध होता है। उस तीसरो भूमिके अ्रभावमे द्रव्य- 
प्रतिक्रमणादि अपराध ही है । इस कारण तोसरी भूमिसे ही निरपराघत्व है यह सिद्ध होता 
है । उसको प्राप्तिके लिये हो यह द्रव्यप्रतिक्रमणादि है। ऐसा होनेसे यह नहों मानना कि 
निश्चयनयका शास्त्र द्वव्यप्रतिक्रमणादिक्रो छुडाता है । किन्तु मात्र द्रव्यप्रतिक्रमणादि द्वारा 
छुडा नही देता, इसके भअ्रतिरिक्त अन्य भी, प्रतिक्रमण-प्रप्रतिक्रमणादिसे श्रगोचर श्रप्रतिक्रम- 











५२२ समयँसार॑ 


त्वात्‌ साक्षात्स्वग्रमम्ृतकुम्भो भवतीति व्यवहारेण द्रव्यप्रतिक्रमणादेरपि, ग्रमृतकृभत्वं साधयति । 
तयेव च निरफपराधो भवति चेतयिता । तदभावे द्रव्यप्रतिक्रमणादिरप्पयराध एबं । ग्रतस्तृतीय- 
भूमिकयैव निरपराधत्वमित्यवतिष्ठुते, तत्प्राप्त्यथ॑ एवायं द्र॒व्यप्रतिक्रमणादि:, ततो मेति मंस्था 
यत्रतिक्रमणादीन्‌ श्रुतिस्त्याजयति जितु द्रव्यप्रतिक्रमणादिना न मुच्रति प्रन्यदीयप्रतिकमणा- 
प्रतिक्रमणाद्यगोचराप्रतिक्रमणादिरूपं शुद्धात्मसिद्विलक्षणमतिदुष्कर॑ किमपि कारयति । वक्ष्यते 
त्यादि, परि हज हररण्ोे धृत्र धारण भ्वादि, नि-बृतु बररो दिवादि, णिदि कुत्साया भ्वादि गह कृत्साया 
भ्वादि, शुध शौचे दिवादि । पदविवरण-- पडिकमण प्रतिक्रमण पडिसिरण प्रतिसरण परिहारों परिहार 


णादि रूप, शुद्ध भ्रात्माकी सिद्धि जिसका लक्षण है ऐसा ग्रतिदुषप्कर कुछ करवाता है। 
भावाथें-- व्यवहा रनयावलंबीने कहा था कि जब लगे टृए दोपोका प्रतिक्रमणादि करनेसे ही 
झ्रात्मा शुद्ध होता है, तो शुद्धात्माके ग्रालम्बनका श्रम करनेसे लाभ क्‍या ? उसका उत्तर यह 
है कि द्रव्यप्रतिक्रमणादि दोषके मेटने वाले है, परतु शुद्ध आत्माके स्वरूपके आलम्बनके बिना 
तो द्रव्यप्रतिक्रमणादिक दोषस्वरूप ही है वे दोपके मेटनेैको समर्थ नहीं है; क्योकि निश्चयसे 
युक्त ही व्यवहारनय मोक्षमार्गमें प्रयोजक है, केवल व्यवहारका पक्ष मोक्षमार्गम नही है, बह 
तो बंधका ही मार्ग है | ग्रतः थिद्ध है कि अज्ञानोंके जो अ्रप्रतिक्र मणादिक है वे विषकुंभ ही है, 
उनकी तो कथा क्या ? परन्तु जो व्यवहारचारित्रम प्रतिक्रमणादिक कहें है वे भी निश्वयनय 
से विषकुभ ही है| क्योकि आत्मा तो अप्रतिक्रमण व प्रतिक्रमगादिकस रहित सहज शुद्ध 
अ्प्रतिक़ मणादि स्वरूप है। 

ग्रब इसी कथनको काव्यमे कहते है--श्रतो हताः इत्यादि । श्र्थ---इस कथनसे सुख 
से बंठे हुए प्रमादी जीव ताडित हुए तथा निश्चयनर्य॑कान्ती जनोंकी चपलता प्रलीन हुई । 
घ्वच्छन्दी जीवोके परद्रव्योका ग्रालम्बन दूर किया है | व्यवहारफे आलम्बनसे जो चित्त प्रनेक 
प्रवृत्तियोमे भ्रमण करता था उसे शुद्ध ग्ात्मामे हो लगाया है जब तक कि सम्पूर्णा विज्ञानघन 
प्रात्माकी प्राप्ति न हो । भावारथे--प्रतिक्रमणसंबधी निश्चग्र व्यवहारकथनसे प्रमाद और 
चंचलता मिटाकर ज्ञानमग्न होने तक चित्तको आत्मामे स्थापित कराया गया है । 

यहाँ निश्चयनयसे प्रतिक्र मणादिककों विपकुम्भ कहा और अ्प्रतिक्रमणादिकको ग्रमृत- 
कुम्भ कहा, इस कथनसे कोई उल्टा समभकर प्रतिक्रमणादिको छोडकर प्रमादी न हो जावे, 
प्रतः उसे इस कलशरूप काव्यमे समभाते है--पत्र इत्यादि । श्र्थ--जहाँ प्रतिक्रमण हो विष 
कहा है वहाँ अप्रतिक्र मरा कंसे श्रमृत हो सकता है ? इसलिये यह मनुष्य नोचे-नीचे गिरता 
टृध्रा प्रमादरूप क्‍यों होता है ? निष्प्रमादी होकर ऊँचा-ऊँचा क्‍यों नहीं चढता । भावार्थे-- 





मौक्षाधिकार ५२३ 


बात्रेव--कम्मं ज॑ पुव्वकययं सुहासुहमरोयवित्यरविसेसं । तत्तो णियत्तए अप्पयं तु जो सो पडि- 
कम्मरणं । इत्यादि । झतो हताः प्रमादिनों गता: सुखासीनतां । प्रलीनं चापलमुन्मीलितमालंबन 4 
प्रात्मन्येवालानितं चित्तमासंपूर्णा विज्ञानघनोपलब्धे. ॥१८८५॥ यत्र प्रतिक्रमणमेव विष प्रणीत॑ 
तत्राप्रतिक्रमसमेव सुधा कुतः स्थात्‌ । तत्कि प्रमाद्मति जनः प्रपतन्नघो5ध: कि नोध्व॑मरृध्वं मधि- 
रोहति निष्प्रमाद: ॥|१८६॥ प्रमादकलित: कथं भवति शुद्धभाबोइलसः कषायभरगौरवादलसता 


घारणा णियत्ती निवृत्ति: णिदा निन्‍दा गरहा गा सोही शुद्धि अट्डविहों अप्टविध: विसकभो विषकृभ:- 
प्रथमा एकबवचन । होइ भवत्ति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० , अप्पडिक्कमण अप्रतिक्रमणं अप्पडिसरण 


भज्ञानावस्थामे जो भ्रप्रतिक्रमणादिक थे उनका तो कथा ही क्‍या ? वे तो विषकुम्भ है ही । 
यहाँ तो जो द्रव्यप्रतिक्र मणादिक शुभप्रवृत्तिह्प थे, उनका एकांत पक्ष छुडानेको उन्हें विषकुम्भ 
कहा है, क्योकि शुभप्रवृत्तियाँ कमेंबन्धकी ही कारण है । श्रप्रतिक्रमण व प्रतिक्रमणसे रहित 
जो तोसरी भूमि शुद्ध ग्रात्मस्वरूप है वह अ्रमृतकृम्भ कहा गया है, उस भूमिमे चढ़नेको उप- 
देश किया है। प्रतिक्रमणादिककों विपकुम्भ सुनकर जो प्रमादी होता है उसको कहते है कि 
यह जन नीचे नीचे क्यो गिरता है तीसरी भूमिमे ऊँचा-ऊंचा क्‍यों नहों चढ़ता ? 

ग्रव इसी भ्र्थंकों हृढ़ करनेके लिये काव्य कहते है--प्रमाद इत्यादि | अर्थ--प्रमाद- 
युक्त आलस्य भाव कंसे शुद्ध भाव हो सकता है ? क्योकि कषायके बोभके गौरवसे हितकार्यमें 
प्रालस्य होना हो तो प्रमाद है । इस कारण आत्मीकरससे भरे स्वभावमें निश्चल हुझ्ना मुनि 
परम शुद्धताको प्रा होता है और थोड़े समयमे ही कमंबन्धसे छूट जाता है। भावार्थ -- 
प्रमाद तो कषायको प्रचुरतास होता है, इसलिये प्रमादीके शुद्धभाव नहीं होते । जो मुनि 
उद्यम करके स्वभावमें प्रवतंता है वह शुद्ध होकर मोक्षको प्राप्त होता है । 

अब मुक्त होनेका प्रनुक्रम काव्यमे कहते है-त्यक्त्वा इत्यादि । अर्थ--जों पुरुष 
निश्चयसे गअशुद्धताके करने वाले सब परद्रव्योको छोडकर स्वयं अपने निजद्रव्यमे लीन होता 
है, वह पुरुष नियमसे सब अ्रपराधोसे रहित हुआ बधके नाशको प्राप्त होकर नित्य उदयरूप 
हुआ अपने स्वरूपके प्रकाशरूप ज्योतिर्स निर्मल उछलता जो चेतन्यरूप ग्रमृतका प्रवाह उससे 
जिसकी महिमा पूर्ण है, ऐसा शुद्ध होता हुआ कमःसे छूटता है । भावा्थ--मुमुक्षु पहले त्तो 
समस्त परद्रव्यका त्यागकर अपने आात्मस्वरूपमे लोन होता है, सो सब रागादिक अपराधोसे 
रहित होकर प्रागामी बंधका नाश करता है सो फिर नित्य उदयरूप केवलज्ञानकों पाकर शुद्ध 
होकर समस्त कर्मोंका नाशकर मोक्षको प्राप्त करता है। यहो मोक्ष होनेकी रीति है । इस 
तरह मोक्षकी विधि बताकर मोक्षाधिकार पूर्ण किया जा रहा है | 


प्२४ समयसार 


प्रमादो यत: । ग्रतः स्वरसनिर्भरे नियमितः स्वभावे भवन्मुनिः परमशुद्धतां ब्रजति मुच्यते 
चाचिरात्‌ ।१€०॥ त्यक्त्वाइशुद्धिविधायि तत्किल परद्रव्यं समग्रं स्त्रय॑ स्वे द्रव्ये रतिमेति यः 
स नियतं सर्वापराधच्युतः । बंधध्तंसमुपेत्यनित्यमुदित: स्वज्योतिरच्छोच्छलचचैतन्यामृत पूरपूरण- 
अप्रतिसरणं अप्परिष्टारों अपरिहार: अधारणा अधारणा अणियत्ती अनिदृत्ति' अणिदा अनिन्‍दा अगरहा 


नीता बऑजजज-->++ ०५०>--- 


ग्रब मोक्षाधिकारको पूर्णो करतें समय मंगलरूपज्ञानकी महिमा कलशरूप काव्यमें 
कहते है--बंध दृत्यादि | श्रथें--कमंके बंधके छेदनेसे भ्विनाशी ग्रतुल मोक्षका अनुभव 
करता हुआ नित्य उद्योत्से विकसित स्वाभाविक अ्रवस्था युक्त अत्यंत शुद्ध, अपने ज्ञानमात्र 
ग्राकारके निजरसके भारसे ग्रत्यत गंभोर व धीर यह पूर्ण ज्ञान किसी प्रकार नही चले ऐसी 
ग्रचल भ्रपनी महिमामे लीन हुग्ना है। भावा्थं--कर्ंका नाश करके मोक्षरूप हुआ अपनी 
स्वाभाविक गवस्थारूप ग्रत्यन्त शुद्ध समस्त ज्ञेयकारकों गौणा कर निज ज्ञानका प्रकाश 
“ जिसकी थाह नही व जिसमे प्राकुलता नही” ऐसा प्रकट देदीप्यमान होकर अ्रपनी महिमामें 
लीन हुआ है। 

इस प्रकार उपयोग रंगभूमिमें मोक्षतत््वका स्वांग ग्राया था। सो जत्र सहज ज्ञान- 
स्वरूपमे ज्ञानका ज्ञान प्रकट हुप्ना तब मोक्षका स्वाग निकल गया । 

प्रसंगविबरण-- अ्तन्तरपूर्व गाथाह्यमे शुद्धात्माराधक्कों निरपराध बताया गया 
था। उस सम्बन्धमें यह जिज्ञासा हुई कि चरणानुयोगमें बताया गया कि प्रतिक्रमण ग्रादि 
करनेसे दोष दूर होते है, प्रतिक्रमण करने वाला निरपराध हो जाता है, फिर शुद्धात्माराधना 
पर बल क्‍यों दिया जाता है इसका समाधान इन दो गाथावोम गआ॥्राया है । 

तथ्यप्रकाश---१-प्रप्रतिक्रमण दो प्रकारका होता है--(१) श्रज्ञानीजनसाधारण पप्र- 
तिक्रमण, (२) प्रतिक्रमणाप्रतिक्रमशादिविलक्षणा ग्रप्रतिक्रमण । २- प्रतिक्रमण विधिनिषेध 
सम्बन्धित तीन भूमिकायें है--(१) प्रश्ञानियोका अप्रतिक्रमण, (२) द्रव्यरूप प्रतिक्रमण, 
(३) ज्ञानियोका प्रप्नतिक्रमण । ३- द्रव्यरूप प्रतिक्रमणके कुछ अनर्थान्तर ये है--सराग- 
लारित्ररूप शुभोपयोग, व्यवहारप्रतिक्रमण । ४-ज्ञानिजनाश्रित भ्रप्रतिक्रमणके कुछ ग्रनर्थान्‍तर 
ये है-- परमोपेक्षाकूप संयम, निविकल्पसमाधि, निश्चयप्रतिक्र मणा, शभाशुभाखवदोष- 
निराकरण, वोतरागचारित्र, सम्यक्‌ त्रिगुप्तिरूप रत्तत्रय, निविकत्प शुद्धोपयोग । ५- अज्ञा- 
नियोंका श्रप्रतिक्रमण स्वंधा विषकुम्भ है। ६- अज्ञानियोंका अप्रतिक्रमण मिथ्यात्थविषय- 
कषायपरिणतिरूप है श्रतः वह नरकादि दुःखोंका कारणभूत है । ७- द्रब्यरूपप्रतिक्रमण लगे 
हुए दोषोके निराकरणके लिये है, प्रतः श्रमृतकुम्भ है तथापि तृतीयभूमिकाकों न देखने बाले 





मोक्षाघिकार ५२५ 


महिमा शुद्धों भवन्मुच्यते ।१६१॥ बंधच्छेदात्कलयदतुल मोक्षमक्षय्यमेतन्‌ नित्योद्योतस्फुटित- 
सहजावस्थम्ेकांतशुद्ध । एकाकारस्वरसभरतोष्त्यंतग भी रधी र पूर्ण ज्ञान ज्वलितमचले स्वस्थ 
लीन महिम्नि ॥१६२॥ इति मोक्षो निष्कांतः । 
इति श्रीमदम्ृतशंद्रसुरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातो 
मोक्षप्रूपक: ग्रष्टमो5ड्ूू: ।। ८५ ॥। 


अगर्हा सोही शुद्धि: अमयक॒भों अमृतकभ:-प्रथमा एकबचन ।। ३०६-३०७ ॥। 


हन तनज+ल+ -+ --+-- -+3५3०+०--+>--++++००__ब_>» ०००००... मम हल 


पुरुषोकोी बन्धकारी होनेसे विपकुम्भ है। ८- तुतीयभूमिका पश्रर्थात्‌ निश्चयप्रतिक्रमरारूप 
वीतराग ग्रप्रतिक्रमण स्वयं शुद्धात्मसिद्धिरूप होनेसे स्वदोषोंकों समूल नष्ट करता है श्रतः यह 
ज्ञानिजनाश्ित प्रप्रतिक्रमणा साक्षात्‌ अ्रमृतकुम्भ है । €- ज्ञानिजनाश्रित प्प्रतिक्रमणाका संबंध 
हो तो द्रव्यप्रतिक्रमण भी श्रमृतकुम्भ कहलाता है। १०- वास्तवमें आत्मा ज्ञानिजनाश्रित 
ग्रप्रतिक्रमणरूप तृतीय भूमिका द्वारा ही निरपराध होता है। ११- तृतोय भूभिकाके श्रर्थात्‌ 
निश्चयप्रतिक्रमणके अभावसमे द्र॒व्यप्रतिक्रमण भी प्रपराध ही है। १२- द्रव्यप्रतिक्र मण तुतीय- 
भूमिकाके लिये अर्थात्‌ निविकल्प समाधिके लिये ही किया जाता है | १३- चरणानुयोगमें 
द्रव्यप्रतिक्रमणको ग्रमृतकुम्भ कहा है वह एक विधानकी हृष्टिसे युक्त है, किन्तु निश्चयश्रतिक्र- 
मगणाके बिना मात्र द्रव्यप्रतिक्र मणसे मुक्ति नही है यह तथ्य भो साथ-साथ जानना । १४- 
प्रतिक्रमण ग्रप्रतिक्रमणका श्रगोचर अप्रतिक्रमणरूप शुद्धात्मसिद्धिलक्षण निश्चयप्रतिक्रमण 
ही अ्लोकिक सिद्धि प्रदान करता है। १५- उक्त १४ बातें प्रतिसरण, परिहार, धारणा, 
निवृत्ति, निन्‍्दा, गा व शुद्धिके विषयमे भी घटित करना । 

सिद्धान्त-- १- ज्ञानिजनाश्रित अप्रतिक्रमण शुद्धात्मतत््वकी परम ग्रभेद श्राराधना 
है। २- अज्ञानिजनाश्रित अप्रतिक्रमण विकारोमे अभेदबुद्धिरूप है। 

हृष्टि-- १- शुद्धनय (८६) । २- श्रशुद्धनिश्वयनय (४७) । 

प्रयोग-- प्रज्ञानिजनाश्नित अप्रतिक्रमणको सवंथा छोडकर सरागचारित्रसे गुजर कर 
प्रतिक्रमणादि करते हुए निश्चयप्रतिक्रमणमें विहार कर प्रतिक्रमर भ्रप्रतिक्रमण आदि सब 
विकल्पोके अगोचर परमोयेक्षासंयममे रहनेका पौष्य करना ।। ३०६-३०७ || 


इति श्रोमत्कुन्दकुन्दाचार्यविरचित समयसार व उसकी श्रीमदमृतचंद्रसुरिविरचित 
समयसारव्याख्या ग्रात्मख्यातिकी सहजानन्दसप्तदशाज्भी टोकामें 
मोक्षप्ररूपक भ्राठवां अंक समाप्त हुआ । 


५४५२६ समयसार 


(€) € २ 
अथ सनानश॒ुद्धज़ाना।धकार: 


श्रथ प्रविशति सवंविशद्ध ज्ञानम । नोत्वा रुम्यक्‌ प्रलयमखिलान कतुंभोवत्रादिभावान्‌ 
दूरीभूत: प्रतिपदमय बंधमोक्षप्रवलुप्ते: | श॒द्धः शुद्ध रवरसविसरापूर्णंपुण्याचलाचिघूटंकोत्कीरों- 
प्रकटमहिमा स्फूर्जति ज्ञानपुशज्च: ॥१६३॥। कर्त त्वं न स्वभावोस्य चितो वेदयितृत्ववत्‌ । ग्रज्ञाना- 
देव कर्तायं तदभावादकारकः ॥।१६४।॥ अभ्रथात्मनो5कतृ त्वं दृश्ठातपुरस्सरमारुूपाति--- 





नामसंज्ञ - दविय, ज, गुण, त, त, अणण्ण, जह, कडयादि, दु, पज्जय, कणय, अणण्ण, इह, जीव, 
अजीब, दु, ज, परिणाम, दु, देसिय, सुत्त, त, जीव, अजीब, वा, त, अणण्ण, ण, कुदोचि, वि, उप्पण, ज 





ग्रब यहाँ मोक्षतत्त्वका भी स्वाज्र निकलनेके पश्चात्‌ स्वविशद्धज्ञान प्रवेश करता है । 
रज्धभूमिमे जीवाजोब, कर्ता-कमम, पुण्य-पाप, आ्राख्नव, सवर, निजंरा, बन्ध और मोक्ष--ये 
ग्राठ सवार ग्राये थे उनका नृत्य हुग्रा । वे आ्राठो विकल्प अपना-श्रपना स्वरूप दिखाकर 
निकल गये । ग्रब सब स्वाज़्ोंके दूर होनेपर एकाकार सवंविशद्ध ज्ञान प्रवेश करता है । 

यहाँ प्रथम हो मंगलरूप ज्ञानपुञ्ज ग्रात्माकी महिमा बतलाते है--नौत्वा इत्यादि । 
भ्र्थ---समस्त कर्ता-भोक्ता आदि भावोकों सम्यक्‌ प्रकारस नाशको प्राप्त कराके पद-पदपर 
ग्र्थात्‌ कर्मक्रि क्षयोपशमके निर्मित्तसे होने वाली प्रत्येक पर्धायमें बन्धमोक्षकी रचनास दूर 
बंता हुआ, शुद्ध-शुद्ध ग्र्थात्‌ रागादिमुल तथा आवरणसे रहित विस्तारसे परिपूर्ण तथा टको- 
त्कीर्णावत्‌ प्रकट महिमा वाला ज्ञानपुञ्ज आत्मा प्रगट होता है। भाबार्थ--शुद्धनयका विषय 
सहज ज्ञानस्वरूप प्रात्मा है वह कर्ता-भोक्तापनेके भावोंस रहित है, बन्धमोक्षकोी रचनासे रहित 


है, परद्रव्योसे श्रौर सब परद्रव्योके भावोसे रहित होनेके कारण शद्ध है और अपने निजरसके 
प्रवाहसे पूर्ण देदीप्यमान ज्योतिस्वरूप टकोत्कीशंवत्‌ ग्रचल है, ऐसा ज्ञानपुन्न आत्मा प्रगट होता 


है । 

ग्रब सर्व विशद्ध ज्ञानकों बतलानेके प्रारम्भमें प्रथम ही सहज ज्ञानब्रह्मको कर्ता-भोक्ता 
भावसे भिन्न दिखलाते है--कतृं त्वं इत्यादि । श्रर्थ--इस चित्स्वरूप आ्रात्माका जिस प्रकार 
भोक्तापना स्वभाव नही है, उसी तरह कर्तापना भी स्वभाव नही है । यह पात्मा अज्ञानसे ही 
कर्ता माना जाता है, सो झज्ञानका प्रभाव होनेपर वह कर्ता नही है । 


सबंविशुद्धनानाधिकार ५२७ 


दवियं ज॑ उप्पजड गुगहि त॑ तेहिं जाणस अणण्णा । 
जह कडयादीहिं द्‌ पज्जएहिं कशयं अणरणमिह ॥२०८॥ 
जीवस्साजीवस्स दु जे परिणामा दु देसिया सुत्ते । 
त॑ जीवमजीवं वा तेहिमणण्णं वियाणाहि ॥३०६॥ 
ण्‌ कुदोचि वि उपण्णो जल्या कज्जं ण तेश सो आदा । 
उप्पादेदि श्‌ किंचिवि कारणमवि तेश ण॒ स होड़ ॥३१०॥ 
कम्मं पड़च कत्ता कत्तारं तह पड़च्च कम्माणि। 
उप्पंजंति य णियमा सिद्धी दु णु दीसए अण्णा ॥३१ १॥ (चतुष्कम) 
जो द्रव्य जिन गुणोंमें, परिणमता वह भ्रनन्य उनसे । 
त्यां कटकादि दशावों-से भ्रतन्‍्य है सुबरणं यहां ॥|३०८॥ 
जीव व अजीवकी जो, परिशत्तियां हैं बताइ प्रन्थोंमें । 
उनसे अनन्य जानो, उस जीव श्रजीब वस्तुको ॥३०६॥। 
नहिं उत्पन्न किसीसे, इस काररा काय॑ है नहीं प्रात्मा । 
उत्पन्न नहीं करता, परको इससे न कारशा वह ॥३१०॥ 
कर्मोको श्राश्नय कर, कर्ता कर्ताको कर्म आश्रय कर । 
होते उत्पन्न यहां, जानो नहिं अन्यथा सिद्धी ॥३११॥ 
कज्ज, ण, त, त, अत्त, ण, किचि, वि, कारण, अवि, ण, त, कम्म, कत्तार, तह, कम्म, य, णियम, सिद्धि, 
दु, ण, अण्णा | धातुरसंज्ञ- -पज्ज गतौ, जाण अवबोधन, हो सत्ताया, पड़ि इ गतौ, दिस प्रेक्षणे । प्रातिप- 
दिक-- द्रव्य, यत्‌, गुण, तत्‌, ततू, अन्यत्‌, यथा, कटकादि, तु, पर्याय, कनक, अनन्यत्‌, इह, जीव, अजीब, 
प्रब प्रात्माका अकर्तापन दृष्टान्तपूर्वक प्रसिद्ध करते है - [यत्‌ द्रव्यं] जो द्रव्य [गुरः] 
जिन गुणोंसे [उत्पद्यते] उपजता है [तत्‌] वह [वे:] उन गुणोसे [भ्रनन्यत्‌] प्रनन्य [जानीहि] 
जानो, [यथा | जैसे [इह | लोकमें [क्नकं] सुवर्णो [कटकादिशि: | अपने कटक कड़े आदि 
[पर्याय | पर्यायोसे [अनन्यत्‌ तु] भनन्‍्य है याने कटकादि है वह सुवर्ण ही है। उसी तरह 
[जीवाजोबस्य तु | जीव और प्रजीवके [ये परिणामाः तु] जो परिणाम [स॒त्रे दशिताः] सत्र 
में कहे है [त:| उन परिणामोंसे [तं जोब॑ं श्रजीवं बा] उस जीव अ्रजीवकों [अन्य] ग्रनन्य 
[विजानाहि] जानो याने जो परिणाम है वे द्रव्य ही है। [यस्मात्‌] जिस कारण [स प्रात्मा] 


श्र८ समयसार 


द्रव्य यदुत्पय्यते गुर्णस्तत्तेर्जानीह्यनन्यत्‌ । यथा कटकादिभिस्तु पर्याय. कनकमनन्यदिह ।।३०८॥ 
जीवस्यथाजीवस्य तु ये परिणामास्तु दशिताः सूत्रे । त जीवमजीव॑ वा तैरनन्यं विजानीहि ॥३०६॥ 
न कुतश्चिदप्युत्पन्नों यस्मात्कार्य न तेन स आत्मा। उत्पादयति न किचित्कारणमपि तेन नस भवति ॥। 
कम प्रतीत्य कर्ता कर्तार तथा प्रतीत्य कर्माणि। उत्पद्यते च नियमात्सिद्धिस्तु न दृश्यतेडन्या ॥३११॥ 

जीवो हि तावत्कमनियमितात्मपरिणामैरुत्पद्यमानो जीव एब नाजीवः, एवमजीवो5$पि 
ऋरमनियमितात्मपरिणाम॑स्त्पद्यमानोईउजीबव एवं न जीव:, सर्वंद्रव्याणां स्वपरिणार्म: सह तादा- 
त्म्यात्‌ कंकणादिपरिणामे: कांचनवत्‌ । एवं हि जीवस्य स्वपरिणाम॑रुत्पद्यमानस्याप्यजीवेन सह 


तु यत्‌, परिणाम, तु, दर्शित, सूत्र, ततु, जीव, अजीब, वा, तत्‌, अन्य, न, कुतश्चितूु, अपि, उपपन्न, यत्‌ 
कार्य, न, तत्‌, ततू, आत्मन्‌, न, किचितू, कारण, अपि, तत्‌, न, ततू, कर्मन्‌ू, कतूं, तथा, कर्मनू, च, नियम 





बह ग्रात्मा [ कुतश्चिदषि ] किसीसे भी [न उत्पन्नः] उत्पन्त नही हुआ है [तेन] इस कारण 
वह [कार्य] किसोका कार्य [+ मवति ] नही है और [किचिदर्ि] किसी ग्रन्यको भी [न 
उत्पादयति | उत्पन्न नही करता [तन] इस कारण [सः] वह [कारणमपि] किसीका कारण 
भो [न] नही है | [नियमात्‌] नियमसे [कर्म प्रतोत्य| कर्मको आश्रय करके ही तो [कर्ता] 
कर्ता होता है [तथा च] पश्रोर [कर्तारं प्रतीत्य | कर्ताको ग्राश्नय करके [कर्मारिग] कम 
[उत्पद्य ते) उत्पन्न होते हैं [भ्रन्या तु सिद्धि:] श्रन्य प्रकार कर्ता-कर्मकी सिद्धि [न हृश्यते] 
नही देखी जाती । 

तात्पयें--वास्तवमे कर्ता-कर्म भिन्न-भिन्न द्रव्यम नहीं होते, इस कारण जीव किसी 
प्रन्यका न तो कर्ता है और न किसी ग्रन्यका कार्य है । 

टोकार्थ - जीव प्रथम तो क्रमनियमित अपने परिणामोंसे उत्पन्न हुआ अजीब ही है 
जीव नही है, क्योंकि सभो द्र॒व्योंका अपने परिणामोंके साथ तादात्म्य है, जैसे कंकशादि परि- 
णामोसे सुवर्ण उत्पन्न होता है वह कंकणादिसे ग्रन्य नही है उनसे तादात्म्यस्वरूप है उसो 
तरह सब द्रव्य हैं। इस प्रकार अपने परिणामोंसे उत्पन्न हुए जोवका अजीवके साथ कार्य 
कारणभाव सिद्ध नहीं होता; क्योकि सब द्रव्योका भ्रन्य द्रव्यके साथ उत्पाद्य-उत्पादक भावका 
प्रभाव है । और उस कार्यकारणभावकी सिद्धि न होनेपर अ्जीवके जीवकमंत्व सिद्ध नहीं 
होता और श्रजीवके जीवकमंत्व सिद्ध न होने परसे कर्ता-कर्मंके अनन्यापेक्ष सिद्ध होनेसे जीव 
के अ्जीत्रका कर्तापना सिद्ध नही होता । इस कारण जीव परद्रव्यका अकर्ता ही ठहरता है । 
भावार्थ--सब द्रव्योंके परिणाम पृथक-पृथक्‌ है। अपने-अपने परिणामोके सब कर्ता हैं । 
प्रत्येक पदार्थे स्वयं अपने परिणामोंके कर्ता है वे परिणाम उनके कम हैं। निश्चयतः किसी 
का किसीसे भी कर्ताकर्मंसम्बन्ध नही है, इस कारण जीव अपने परिणामोंका कर्ता है जीवके 





स्वंविशुद्धशानाधिकार प्२६ 


कार्यकारण भावों न सिद्धच्ति, सर्वंद्रव्यारां द्रव्यांतरेण सहोत्पाद्योत्पादकभावाभावात्‌ । तद- 
सिद्धो चाजीवस्य जीवकरमत्वं न सिद्धयति । तदसिद्धों व कतृ कर्मणों रनन्यापेक्षसिद्धत्वात्‌ 
जोवस्याजीवकत्‌ त्वं न सिद्धधति, प्रतो जीवो5कर्ता ग्रवतिष्ठते । भ्रकर्ता जीवो5्यं स्थित इति 
सिद्धि, तु, न, अन्या । मूलघातु--उत्‌ पद गतौ, ज्ञा अवबोधने, भू सत्ताया, प्रति इणू गतौ, हशिर्‌ प्रेक्षणे । 
पदविवरण -दवियं द्रव्यं-प्रथमा एकवचन | दु तु-अव्यय । पजु्जएहि पर्याग-तृतीया बहुबचन । केणय 
कनक-प्रथम। एक० । अणण्णं अनन्यं-प्रथमा एक० । इह-अव्यय । जीवस्स जीवस्य अजीवस्स अजीवस्य- 
षष्ठी एक० । दु तु-अव्यय । जे ये परिणामा परिणामा:-प्रथमा बहु०। देसिया देशिता'-प्रथमा बहु०। 
सुत्ते सूत्रेटसप्तमी एक० । त॑ं जीव अजीजर-द्वितीया एक० | तेहि तै:-तृ० बहु०। अणण्णं अनन्यं-द्वितीया 
एक० । वियाणाहि विजानी हि-आज्ञार्थे लोटू मध्यम पुरुष एकबचन । ण न-अव्यय । कुदोचि कदाचितू- 
अव्यय। विअपिणनणनण नय चदु तुण न-अव्यय | उप्पण्णो उत्पन्न:-प्रथणमा एक०। जम्हा 
यस्मातु-पचमी एक० । कज्जं कार्य-प्रथमा एकवचन | तेण तेन-तृ० एक७ । आदा आत्मा-प्र० एक० । 
उप्पादेदि उत्पादयति- वर्तमान लट्‌ प्रथम पुरुष एकबचन णिजन्त क्रिया । किधि किचित्‌ू-अव्यय । कारणं- 


आल आज कम आल कि जल ली जज न अिशनरनगगनीाओ+ ढनिफनजनकीजाओन 


परिणाम ही जीवके कर्म हैं। इसी तरह ग्रजीव अपने परिणामोंका कर्ता है उसके परिणाम 
उसके कर्म है । इस प्रकार जीव ग्रन्यके परिणामोंका प्रकर्ता है | 

ग्रब इस अर्थ कलशरूप काव्यमे जीव श्रकर्ता है तो भी इसके बंध होता है यह 
अज्ञानकी महिमा है ऐसा कहते हैं--भ्रकर्ता इत्यादि । पअर्थ--इस तरह अपने निज रससे 
विशुद्ध और स्फुरायमान चेतन्यज्योतिसे व्याप्त हुआ है लोकका मध्य जिसके द्वारा ऐसा 
यह जीव अकर्ता स्थित है तो भी इसके इस लोकमें प्रकट कर्म प्रकृतियोंसे बंध होता है, सो 
यह निश्चयत: भज्ञानकी ही कोई गहन महिमा है। भावार्थ--जिसका ज्ञान सब ज्ञेयोंमें 
व्यापने वाला है ऐसा यह जीव शुद्धनयसे भ्रकर्ता ही है तो भी इसके कर्मका बंध होता है यह 
कोई भ्रज्ञानको बड़ी करतूत है । 

प्रसंगविवररणण--भूयत्येणाभिगया” इत्यादि श्रधिकार गाथामें कथित जीव, अजीव, 
पुण्य, पाप, श्राख्॒व, संवर, नि्जेरा, बंध, मोक्ष इन नव पदार्थोका वर्णान किया जा चुका । 
भ्रब श्रन्तमे समयसारके लक्ष्यभूत सर्वविशुद्ध ज्ञानका वर्णन करनेके लिये स्वंविशुद्धज्ञाना- 
घिकार नामका अंतिम अधिकार आया है। इसमें सर्वप्रथम हृष्टान्तपुर्वक श्रात्माका अकतृ त्व 
प्रकट किया गया है । 

तथ्यप्रकाश--- १- प्रत्येक पदार्थ अ्रपने-अपने परिणामोंसे (पर्यायोंरूपसे) उत्पद्यमान 
होता रहता है। २- परिणाम दो प्रकारके होते हैं--(१) सहनियमित परिणाम, (२) क्रम- 
नियमित परिणाम । ३-सहनियमित परिणाम गुणोंको याने शक्तियोंको कहते हैं, क्योंकि श्रनंत 








४२० समयसार 


विशुद्ध: स्वरसतः स्फुरच्चिज्ज्योतिभिश्छुरितमुवनाभोग भवनः । तथाप्यस्यासौ स्थाद्यदिह किल 
बंधः प्रकृतिभिः स खल्वज्ञानस्य स्फुरति महिमा कोषि गहनः ॥१६५॥ 0 ३०८-३११॥ 


प्रथमा एक० | तेण तेन-तृतीया एक०। से सः-प्र ० एक० । होइ भवति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एकबचन। 
कम्मं कर्म-द्वि० एक० । पडुच्च प्रतीत्य-असमाप्तिकी क्रिया । कत्ता कर्ता-प्रथमा एक०। कत्तार कर्तारं- 
द्वि० एक० । कम्माणि कर्माणि-द्वि० बहु० । उप्पज्जति उत्पद्मयते-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष बहुबचन । 
णियमा नियमात्‌-पंचमी एक० । सिद्धी सिद्धि.-प्र० एक० । दीसए हृश्यते-वर्तमान लट अन्य पुरुष एक० 
क्रिया । अण्णा अन्या-प्रथमा एकबचन ॥| ३०८-३११ ।॥ 


ली आक इ. 3 लक 


गुण सब एक ही समयमें है। ४- क्रमनियमित परिणाम पर्यायोंकोी कहते है, क्योंकि पर्यायें 
सब एक साथ नही रहते, किन्तु एक-एक समयमे पदार्थंका एक-एक ही परिणमन होता है । 
५- स्व द्रव्योंकी एक-एक पर्याय रहनेसे एक समयमे ग्रनन्त पर्यायका होना कहना गुणदृश्टिके 
ग्राश्चित कथन है । ६- कोई भी पदार्थ किसी दूसरे पदार्थंकी पर्यायोसे उत्पन्न नहीं होता । 
७- जीव अपनी पर्यायोंसे उत्पन्न होता हुआ जीव ही तो है। ५- श्रजीव (प्रकृतमें कर्म) 
श्रपनी पर्यायोंसे उत्पन्न होता हुप्रा श्रजीव ही तो है। ६- ग्रपनी पर्यायोसे ही उत्पद्ममान 
जीवका श्रजीव न तो कार्य है श्रौर न कारण है। १०- श्रपनो पर्यायोसे ही उत्पद्यममान भ्रजीब 
(प्रकृतमें कम) वा जोव न कार्य है, न कारण है। ११- जीवऊे विकारभावका तिमित्त पाकर 
कार्माणवर्गणायें श्रपने| परिणामनसे कर्मरूप हो जाती हैं। १२- कमंके उदयादिका निमित्त 
पाकर जीव अपने परिणमन विकार विचार ग्रादिख्प परिणम जाता है। १३- निमित्तनैमि- 
त्तिक भावके कारण लोक जीवको कर्मका कर्ता कह देते है। १४- निमित्तनैमित्तिक भावके 
कारणा लोक कर्मको जीवके विकल्प विचार आ्रादिका कर्ता बह देते है। १५- जीवके गुर, 
पर्यायें जीवसे अभिन्‍न है । १६- अ्रजीवकी गुण, पर्यायें अजीवसे ग्रभिन्‍न है । 

सिद्धान्त--- १- जीवके विकल्‍प विचार गआ्रादि जोवसे पअभिन्‍न है । २- श्रजीवके द्वारा 
जीवका गुण पर्याय आादि कुछ भी नहीं हो सकता । ३- जीव कर्म ग्रादि समस्त परभावका 
ग्रक्ता है। ४- सभी पदार्थ अपने-ग्पने परिणामके ही कर्ता होते है । ५- उपचारसे जीवको 
कर्मका कर्ता कहा जाता है । ६- उपचारसे ही कमंको जीवके रागादिविकारका कर्ता कहा 
जाता है ।७- उपचारसे ही कर्मको जीवके रागादिविकारका कर्ता कहा जाता है । 

हृष्टि--१- सभेद अशुद्ध निश्वयनय (४०प्ने)। २- परद्रव्यादिग्राहुक द्रव्याथिकनय 
(२६) । ३- प्रतिषेधक शुद्धनय (४६अ्न) | ४- उपादानहृष्टि (४६€ब) । ५, ६, ७- परकतृ त्व 
अनुपचरित भ्रसदूभूतव्यवहार । 

प्रयोग-- अपने अपराधसे प्रपना विकारपरिणमन होना जानकर नैमित्तिक मोह 





स्वविशुद्धजानाधिकार ५२१ 


चेया उ पयडीयटरट उप्पज्जइ विशस्सह । 
ड़ पयडीवि चेययटठं उप्पज्जह विशुस्सहइ ॥३१२॥ 

एवं बंधो उ दुण्हंपि अण्णोग्णुप्पच्चया हवे । 

अप्पणों पयडीए य संसारो तेश जायए ॥३१३॥ (युग्ममे) 

आत्मा प्रकृतिके निमित, उपजता विनशता तथा । 

प्रकृति भी जीवके निमित, उपजती विनशती तथा ॥३१२॥ 

होता यों बन्ध दोनोंका, परस्परके 'निमित्तसे। 

श्रात्मा तथा प्रकृतिके, होता मबव इस बन्वसे ॥३९१३॥ 
चेतयिता तु प्रकृत्यर्थमुत्पद्यते । विनश्यति प्रकृतिरपि चेतकार्थमुत्पय्यते विनश्यति ॥| ३१२॥ 
एवं बधस्तु हृयोरपि अन्योग्यप्रत्यया:्रवेतू । आत्मन. प्रकृतेश्च ससारस्तेन जायते ॥| ३१३ ॥ 

ग्रयं हि आासंसारत एवं प्रतिनियतस्वलक्षणानिर्शानिन परात्मनोरेकत्वाध्यासस्थ कर- 

णात्कर्ता सन्‌ चेतयिता प्रकृतिनिमित्तमुत्पादविनाशावासाब्यति । प्रक्ृतिरपि चेतयितृनिमित्त- 


न/मसंज्ञ-चेया, उ, पयडियट्ठ, पर्याड, वि, चेययट्ठ, एव, बन्ध, उ, दे, पि, अणण्णोणपच्चय, 

अप्प, पयडि, य, ससार, त। धातुसंज्ञ-उव पज्ज गतौ, वि नस्स नाझे, हव सत्तायां, जा प्रादुर्भावे। 
प्रातिपदिक-- चेतयित, तु, प्रक्ृत्यथ, प्रकृति, अपि, चेतकार्थ, एवं, बध, तु, द्वि, अपि, अन्योन्यप्रत्यय, 
आत्मन्‌, प्रकृति, च, ससार, तत्‌। मूलधातु- उत्‌ पद गतो, वि णस अदर्शन दिवादि, भू सत्ताया, जनी 
रागादि श्रपराधको अन्तहं प्विके बलसे दूर करना शोर स्वविशुद्ध ज्ञानभावमें आपा अनुभ- 
वना ॥ ३०८-२११ ॥। 

श्रब इस भ्ज्ञानको महिमाकों प्रकट करते हैं: - [चेतयिता तु] चेतयिता ग्रात्मा तो 
[प्रकृत्यर्थ | ज्ञानावरणादि कमंको प्रकृतियोके निमित्तस [उत्पद्यते| उत्पन्न होता है [विनश्यति] 
तथा विनाणशको प्राप्त होता है ग्रोर [प्रकृतिरषि] प्रकृति भी [चेतकाथ] चेतक आ्रात्माके लिये 
जित्पद्चते] उत्पन्न होतो है. [बिनश्यति] तथा विनाशको प्राप्त होती है। [एवं] इस तरह 
[आत्मनः च॒ प्रकृतेत] आत्मा झौर प्रकृति [हयो:] दोनोके [ भ्रन्योन्यप्रत्ययातु) परस्पर 
निर्मित्तसे [बंधः] बंध होता है [व तेन] और उस बंधसे [संसारः जायते] संसार उत्पन्न 
होता है। 

तात्पयं---जीव और अ्रजीवकर्ममें परस्पर कर्ता-कर्मंभाव तो नहीं है, किन्तु दोनोके 
विकारपरिणमनमें वे दोनों परस्पर एक दूसरेके निमित्तभृत है । 

टोकार्थ--यह आत्मा अ्रनादि संसारसे हो भ्रपने ओर बंधके पृथक-पृथक्‌ लक्षणका 





शै२र समयसार 


मुत्पत्तिविनाशावासादयति च, एवमनयोरात्मप्रकृत्यो: कतु कम भाव भावेप्यन्योन्यनिमित्तनेमित्ति- 
कभावेन द्योरपि बंधों हृष्ट., ततः संसार: तत एवं च तयो: कतृकर्मंव्यवहारः ॥३१२-३१३॥ 


प्रादुर्भाव। पदबिवरण-चेया चेतयिता-प्रथमा एक० | उ तु एवं पयडीयट्ट प्रहृत्यर्थ चेययट्ठ चेतकार्थ पि 

अपि य च-अव्यय । उप्पज्जइ उत्पद्यते-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन । विणस्सइ विनश्यते-वर्तमान 
लट्‌ अन्य पुरुष एक० | एव-अव्यय । बधों बन्ध:-प्र० एक० । दुण्ह-पष्ठी बहु० । द्वयो:-षष्ठी द्विवचन । 
अण्णोण्णप्पच्चया अन्योन्यप्रत्ययात्‌-पंचमी एक० । हवे भवेत्‌-विधिलिड अन्य पुरुष एकक्‍्चन । अप्पणों 
आत्मन:-षष्ठी ए०। पयडीए प्रकृते-षष्ठी एक०। ससारो ससार-प्र० एक०। तेण तेन-तृ० एक० । 
जायए जायते-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एकव्चन क्रिया ॥। ३१२-३१३ ।। 


भेदज्ञान न होनेसे पर और आरात्माके एकपनेका ग्रध्यास करनेसे परद्रव्यका कर्ता होता हुप्ना 
ज्ञानावरणा ग्रादि कमंकी प्रकृतिके निमित्तसे उत्पत्ति श्लोर विनाशको प्राप्त होता है। और 
प्रकृति भी ग्रात्माके निमित्तसे उत्पत्ति श्रौर विनाशको प्राप्त होती है याने श्रात्माके परिणामके 
प्रनुसार परिणमती है । इस तरह झ्रात्मा और प्रकृति इन दोनोंके परमार्थसे कर्ताकर्मपनेके 
भावका अभाव होनेपर भी परस्पर निमित्तनैमित्तिक भावसे दोनोके ही बंध देखा जाता है 
उस बंधसे संसार होता है, और उसोसे दोनोंके कर्ता-कर्मका व्यवहार चलता है | भावा्थ-- 
श्रात्मा भर प्रकतिके परमार्थसे कर्ता-कर्मंपनेका श्रभाव है तो भी परस्पर निमित्तनैमित्तिक 
भावसे कर्ता-कर्म भाव हैं इससे ही बन्ध है श्रौर बंधसे हो संसार है । 
प्रसंगविबरण---प्रनन्तरपूर्व गाथाचतुष्कमे जीवको ग्रकर्ता बताते हुए यह संकेत किया 
गया है कि वास्तवमें प्रकर्ता होनेपर भी जीवका प्रकृतियोके साथ जो बन्ध होता है वह प्रज्ञान 
की ही लोला है । भ्रब इन दो छन्दोमें उसी श्रज्ञानलीलाका दिग्दर्शन कराया गया है । 
तथ्यप्रकाश-- (१) प्रन्य-प्रन्य द्रव्य होनेके कारण भ्ात्मा और प्रकृतिमें कतृ क मं भाव 
बिल्कुल नहीं है। (२) प्रात्मा भर प्रकृतिमें कतुकर्मत्व न होनेपर भी उनका बन्ध मात्र 
निमित्तनेमित्तिक भावसे होता है। (३) निर्ित्तनैमित्तिक भावके कारण जीव और प्रकृतिमें 
कतु त्व व्यवहार कर लिया जाता है | (४) जीवके विकाररूप नैमित्तिक भाव होनेका मूल 
कारणा आत्मभाव व कमभावमें एकत्वबुद्धि है । (१) जीवकमेंकत्वबुद्धिका कारण भ्रतिनियत 
स्वलक्षणोंका अ्ज्ञान है। (६) जीव प्रकृतिके निर्मित्तसे भ्पना उत्पाद विनाश करता है । 
(७) प्रकृति जीवके निमित्तसे श्रपना उत्पाद बिनाश करता है । (५) ग्रथवा जीव प्रक्ृतिके 
लिये याने प्रकृतिबंधादि होनेके लिये उत्पाद विनाश करता है श्रर्थात्‌ विभावरूप परिणमता 
है। (६) प्रकृति जीवके लिये याने साता श्रसाता रागद्वेष आदि होनेके लिये अपना उत्पाद 
विनाश करता है प्रर्थात्‌ उदय उदोरणा निजेरादि करता हैं। (१०) प्रात्मा श्रौर प्रकृतिके 


सवंविशुद्श्ञानाधिकार ४५३३ 


जा एसो पयडीयड् चेया णेव विमु चए । 

अयाणओ हवे ताव मिच्छादिद्ी असंजओो ॥३१४॥ 

जया विमुश्रए चेया कम्मप्फलमणंतयं। 

तया विमुत्तो हवइ जाणथो पासओ मुणी ॥३१५॥ 

प्राकृतिक इन तंत्रोंकी, जब तक जोब न छोड़ता । 

ग्रज्ञानी बना तब तक, मिथ्याहृष्टी श्रसंयमी ॥३१४॥। 

जब छोड़ देता प्रात्मा, श्रनन्त सब कर्मफल«। 

तब निबंन्ध हो होता, ज्ञायक दशंक व संयमी ॥॥३१४५॥ 
यावदेष प्रकृत्यर्थ चेतयिता नेव विमुचति । अज्ञायको भवेत्तान्मिथ्याहष्टिरसंयत' ॥ ३१४ ॥ 
यदा विमृचति चेतयिता कर्मफलमनतक। तदा विमुक्तो भवति ज्ञायकों दर्शकों मुनि: ॥| ३१५॥ 

यावदयं चेतयिता प्रतिनियतस्वलक्षणानिर्शानात्‌ प्रकृतिस्वभावमात्मनों बंधनिमित्तं न 

मुञज्चति तावत्स्वपरयोरेकत्वज्ञानेनाज्ञायोी भवति। स्वपरयोरेकत्वदर्शनेत मिथ्याहृष्टिभवत्ति । 


नामसंज्ञ--जा, एत, पयडीयट्ठ, चेया, ण, एव, अयाणअ, ताव मिच्छाइट्टि, असजभ, जया, चेया, 
कम्मप्फल, अणतय, तया, विमुत्त, जाणअ, पासअ, मुंणि । धातुसंज्ञ--वि-मुच त्यागे, हव सत्ताया। प्राति- 


बंधनसे संसार देखा जाता है। (११) इसी बंध भौर संसार होनेके कारण जीव और प्रकृतिके 
कतूं कमंत्वका व्यवहार होता है। (१२) निश्चयसे जोव भर प्रकृतिमें कतृ कर्मत्व नही है । 
सिद्धान्त--- (१) कर्मोदयविणकके सान्निध्यमें जीव विकाररूप परिणमता है । (२) 
जीवके विकारभावके निमित्तसे कमेंबन्ध होता है । 
हृष्टि--१- उपाधिसापेक्ष अशुद्ध द्रव्याथिकनय (२४) । २- निमित्तदृष्टि (५३प्न) । 
प्रयोग--भेदविज्ञानके अभावसे यह सब कर्मंबन्धन व संसारसंकट हो रहा है यह 
जानकर श्रात्मस्वभाव श्रोर कमंस्वभावके लक्षणका यथार्थ परिचय प्राप्त करना ॥३१२-३१३॥ 
ग्रब कहते है कि जब तक प्रात्मा प्रकृतिके सिमित्तसे उपजना विनशना न छोड़े तब 
तक वह प्रज्ञानी मिथ्याहृष्टि ग्रसंयत है--[ एप चेतयिता] यह आत्मा [याबत्‌] जब तक 
प्रिकृत्य्थ | प्रकृतिके निमित्तसे उपजना विनशना [नंब विमुश्नति] नहीं छोड़ता [तावत्‌] तब 
तक [अज्ञायकः ] भ्रज्ञानो, [मिथ्याहृष्टि:| मिथ्याहृष्टि, [असंयतः ] भ्रसंयमी [भवेत्‌] है । [यदा] 
भोर जब [चेतथिता| श्रात्मा [श्रनंतक] प्रनन्त [कर्मफल ] कमंफलको [विमुअश्ञति] छोड़ 
देता है [तदा] उस समय [बिपुक्तः] बन्धसे रहित, [जञायकः दर्शक:] ज्ञाता, द्रष्टा [सुनिः 


५३४ समयसार 


स्वपरयोरेकत्वपरिणत्या चासंयतो भवति । तावदेव परात्मनोरेकत्वाध्यासस्य करणात्कर्ता 
भवति | यदा त्वयमेव प्रतिनियतस्वलक्षणनिर्ज्ञानाव्‌ प्रकृतिस्व॒भावमात्मनो बंधनिमित्तं मुझ्चति 
तदा स्वपरयोविभागञानेन ज्ञायको भवति । स्वपरयोविभागदर्शनेन दर्शकों भवति । स्वपरयो- 


पदिक--यावत्‌, एतत्‌, प्रकृत्यर्थ, चेतयितृ, एव, अज्ञायक, तावत्‌, मिथ्याहष्टि, असयत, यदा, चेतयितृ, कमें- 
फल, अनन्तक, तदा, विमुक्त, ज्ञायक, दर्शक, मुनि । मूलधातु-वि मुच्लू मोक्षणे, भ्र्‌ सत्ताया। पदक्षिव- 
रण--जा यावत्‌ ण न एवं ताव तावत्‌ जया जदा तया तदा-अव्यय । एस एष.-प्रथमा एक० । पयडीयद्ठ 
प्रकृत्यर्थ-अव्यय । चेया चेतयिता-प्र ० ए० । विमुचए विमुचति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन क्रिया। 








भवति] सयमी है । 

तात्पर्थय--जब तक यह जीव कर्मफलमें एब्त्वबुद्धिकों नही छोडता है तब तक यह 
जीव ग्पने मिथ्या अध्थाससे श्रज्ञानी है व कर्ता-भोक्ता है । 

टीकार्थ--जब तक यह आत्मा अपने और प्रकृतिके पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतिनियत स्वभावरूप 
लक्षणके भेदज्ञानके अ्रभावसे अपने बन्धको नि्मित्तभूत प्रकृतिस्वभावकों नही छोड़ता, तब तक 
अपने और परके एकपनेके ज्ञानसे अज्ञायक होता है, अपने परके एकपनेके दर्शन (श्रद्धान) से 
मिथ्याहृष्टि होता है, श्रपनी परक्रे एकपनेकों परिणतिसे अ्रसयत होता है, भ्रौर तभी तक पर 
ध्रौर आत्माके एकपनेका ग्रध्यास करनेसे कर्ता होता है। परन्तु जिस काल यही प्रात्मा अपने 
श्रौर प्रकृतिके पुथक्‌-पृथक्‌ प्रतिनियत स्वलक्षणके निर्णायरूप ज्ञानसे अपने बन्धके निमित्तभूत 
प्रकृतिस्वभावकोी छोड़ देता है उस काल अपने परके विभागके ज्ञानसे ज्ञायक होता है, भश्रपने 
झौर परके विभागके श्रद्धानसे दर्शक होता है, अपने परक्रे विभागकी परिणातिसे संयत होता है 
ग्रौर उसी समय अपने परके एक्पनेका अ्रध्यास न करनस अकर्ता होता है। भावाथं-- यह 
ग्रात्मा जब तक अपना और परका प्रतिनियत लक्षण नहीं जानता, तब तक भेदज्ञानके प्रभाव 
से कमंप्रकृतिके उदयको भ्पना समभकर वैसे विकल्परूपसे परिणमता है | यों बह मिथ्याहृष्टि 
भ्रज्ञानी भ्रसंयमी होकर कर्ता होता हुप्ना कमंका बन्ध करता है । किन्तु जब भेदज्ञान हो जाता 
है तब उसका न कर्ता बनता है न कर्मका बन्ध करता है केवल ज्ञाता द्रश्ट रहता हुआ्ना स्व- 
भावके अनुरूप परिणमता है । 

भ्रब ॒भोक्तापन भी प्रात्माका स्वभाव नहीं है इसकी सूचना करते है--भोक्तृत्व॑ 
इत्यादि । श्र्थ--कर्तापनको तरह भोक्तापन भी इस चेतन्यका स्वभाव नही है यह श्रज्ञानसे 
ही भोक्ता है। अ्ज्ञानका अभाव होनेसे भोक्ता नही होता। भावा्थ--कर्मफलसे निराला 
ज्ञानमात्र प्रात्मस्वरूपका सानुभव ज्ञान पा लेनेके बाद ज्ञानी कर्मफलका ग्रभोक्ता है । 


सर्वविशुद्धज्ञानाधिकार ५३४५ 


विभागपरिणत्या व संयतो भवति त्देव व परात्मनोरेंकल्वाध्यासस्याकरणादकर्ता भवति ॥॥ 


भोवतृत्वं न स्वभावो5स्य स्मृतः कतूं त्ववच्चित: । भ्रज्ञानादेव भोक्तायं तदभावादवेदकः ॥१६६।। 
॥ ३१४-३ १५ || 


अयाणओ अज्ञायक.-प्र ० ए०। हवे भवेत्‌ू-विधिलिडः अन्य पुरुष एक० | मिच्छाइट्टी मिथ्याहष्टि:-प्रथमा 
एक० । असजओ असंयत--प्र० ए० । कम्मण्फल कर्भफ्ल-द्वितीया एक० । अणंतयं अनंतक-ट्वितीया एक० । 
बविमुत्तो विमुक्त:-प्र० ए० । हवइ भवति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० | जाणओ ज्ञायक: पासओ दर्शकः 
मुणी सुनि-प्रथमा एकक्‍्चन ॥ ३१४-३१५ ॥ 


प्रसंगविवरण--प्रतन्तरपूर्व छन्दोंमे बताया गया था कि जीव भेदविज्ञानके ग्रभावसे 
प्रकृतिके निमित्त प्रपना विचित्र उत्पाद विनाश करता हुग्ना बद्ध और संसारी बनता है | श्रब 
इन दो छन्दोमें बताया है कि यह जीव जैसे ही कमेंफनकों छोड़ देता है वैसे ही यह ज्ञाता 
द्रशा संयमी निब॑ंन्ध होता है । 

तथ्यप्रकाश-- (१) जब तक जीवके आत्मस्वभाव व कर्मस्वभावके विषयमें यथार्थ _ 
ज्ञान नही है तब तक जीव रागादिकरमोदियरूप प्रकृत्यथंकों नहीं छोड़ता है। (२) जब तक 
जीब प्रकृत्यर्थको नहों छोडता तब तक वह रागादिरूप श्रपनेको श्रद्धान करनेसे मिथ्याहृष्टि है । 
(३) जब तक जीव प्रकृत्यथंकों नहीं छोडता तब तक वह चेतन्यमान्र अपनेको न जाननेसे 
ग्रज्ञानी है । (५) जब तक जोब प्रकृत्यर्थयोी नही छोडता तब तक वह गपनेको रामादिरूप 
प्रनुभवनेसे रागादिर्य आचरण करनेसे असंयमी है। (५) जब तक जीवके परभावमें 
ग्रात्मत्वका ग्रध्यास है तब तक वह कर्ता होता है। (६) जब यह जीव ग्रात्मस्वभाव व 
करमस्वभावके प्रतिनियत स्वलक्षणका यथार्थ ज्ञान कर लेता है तब यह जीब प्रकृत्यर्थंकों ग्रर्थात्‌ 
कर्मफलको छोड देता है। (७) कर्मफलको छोड़ देने वाला प्रात्मा शुद्धवुद्धकस्वभाव ग्रात्म- 
तत्त्वका श्रद्धानी होनेसे सम्यग्दष्टि है। (८) कमेफलको छोड़ देने वाला ग्रात्मा भुताथे अन्तस्त- 
त्वका ज्ञाता होनेसे सम्यग्ज्ञानी है । (६) कर्मफलको छोड़ देने वाला आत्मा ज्ञानस्वरूप अ्रंत- 
स्तत्वके प्रनुरूप ज्ञानवृत्तिरूप परिणमनेसे संवमी है । (१०) कर्मफलको छोड़ देने वाला आत्मा 
झ्रात्मस्वभाव व कर्मस्वभावमें एक्त्वका अध्यास न कर सकनेसे श्रकर्ता है । 

सिद्धान्त-- (१) भेदविज्ञानके प्रतापसे झात्मा स्वरूपकों उपलब्धि करता है। (२) 
कर्मेफलको त्यागकर ज्ञानवृत्तिमात्रसे परिणमनेके प्रतापसे आत्मा कमंसे विमुक्त होता है । 

हृष्टि--१- ज्ञाननय (१६४) । २- शुद्धभावनापेक्ष शुद्ध द्रव्याथिकनय (२४८ब)। 

प्रयोग-- प्रकृतिस्वभाव रागादिभावकोी छोड़कर जैतन्यचमत्कारमातन्र भ्रन्तस्तत्त्वमें 
उपयोग लगाना ॥ ३१४-३१५ ।। 


५३९ समवसार 


अण्णाणी कम्मफल पयडिसहावदिठओ/(ु वेदेह । 
णाणी पुण कम्मफलं जाणइ उदियं ण वेदेइ ॥३१३९॥ 
प्रज्ञानो विधिफलको, प्रकृतिस्वभावस्थ होय अनुभवता । 


शानी उदित कर्मफल-को जाने भोगता नईहहें है ॥३१६॥ 
अज्ञानी कर्मफल॑ प्रकृतिस्वभावस्थितस्तु बेदयते । ज्ञानी पुनः कर्मफल जानाति उदितं न वेदयते ।। ३१६ ॥ 


ग्रज्ञानो हि शुद्धातमज्ञानाभावात्‌ स्वपरयोरेकत्वज्ञानेन, स्वपरयोरेकत्वदर्शनेन, स्व्रपरयो- 
रेकत्वपरिणत्या च॒ प्रकृतिस्वभावे स्थितत्वातू प्रकृतिस्वभावमप्यहंतया ग्रनुभवन्‌ कर्मफल वेद- 
यते । ज्ञानी तु शुद्धात्मज्ञानसद्भावात्स्वपरयोविभ।गज्ञानेन स्वपरयोविभागदर्शनेन स्वपरयोविभाग- 
परिणत्या च प्रकृतिस्वभावादपसृतत्बात्‌ शुद्धात्मस्वभावमेकमेवाहंतयानुभवन्‌ कर्मफलमुदितं ज्ञेय- 
“7 कमसंज--अप्याणि, कम्मफल, पयडिसिहावड्विज, णाणि, पुण, कम्मफल, उ्दिय, णे। घातु्ज 
वेद वेदने, जाण अवबोधने । प्रातिपदिक--अज्ञानिन्‌, कर्मफल, प्रकृतिस्वभावस्थित, तु, ज्ञानिनु, पुनर्‌, कमं- 





भ्रब॒ज्ञानीके भोवतृत्वका निरूपण करते है--[अज्ञानो | भ्रज्ञानी [ प्रकृतिस्वभाव- 
स्थित: | प्रकृतिके स्वभावमें ठहरता हुआ [कर्मेफल ] कर्मके फलको [वेदयते] भोगता है [पुनः] 
धौर [ज्ञानी] ज्ञानी [उदितं] उदयमें भ्राये हुए [कर्मंफलं | कर्मके फलको [जानाति] जानता 
है [तु] परन्तु [न बेदयते] भोगता नही है । 

तात्पयं--अज्ञानी तो कमंविपाकमें ग्रात्मोयबुद्धिस परिशात होकर कर्मफलकों भोगता 
है, किन्तु ज्ञानी क्मंफलको परभाव जानकर श्ृपने ज्ञानस्वभावके अ्रभिमुख होता हुआआआ कर्मफल 
को मात्र जानता है, भोगता नही । 

टोकार्थ--प्रज्ञानी निश्चयसे शुद्ध प्रात्माके ज्ञानके अभावके कारण स्व-परके एकपनेके 
ज्ञानसे स्व-परके एकत्वके श्रद्धानसें झर स्व-परके एकपनेकी परिणतिसे प्रकृतिके स्वभावमें 
स्थित होनेसे प्रकृतिके स्वभावको ही अहंबुद्धिपनेसि अनुभव करता हुआ कर्मके फलको भोगता 
है | परन्तु ज्ञानी शुद्ध भ्रात्माके ज्ञानके सद्भावके कारण अपने और परके भेदज्ञानसे, अपने 
परके विभागके श्रद्धानसे और स्व-परकी विभागरूप परिणतिसे प्रकृतिके स्वभावसे दूरवर्ती होने 
से शुद्ध श्रात्माके स्वभावकों एकको हो प्रहुंरूपसे श्रनुभव करता हुग्ना उदयमें प्राये हुए कमंके 
फलको ज्ञेयमात्रताके कारण जानता ही है, परन्तु उसका अहंरूपसे भ्रनुभव किया जानेके लिये 
पग्रशवयता होनेसे भोगता नहीं है । भावार्थे--भज्ञानीको शुद्ध झात्मतत्त्वका ज्ञान नहीं है, इस 
कारण जो कर्म उदयमे आता है उसीको भ्रपना स्वरूप जान भोगता है, भौर ज्ञानीके शुद्ध 
झात्मानुभव हो गया है, इस कारण प्रकृतिके उदयको भपना स्वभाव नही जानता सो उसका 


सर्वविशुद्धशानाधिकार ५२७ 


मात्रत्वात्‌ जानात्येब न पुनस्तस्याहुंतयाइनुभवितुमशक्यत्वाद्वेदयते ॥ अज्ञानी प्रकृतिस्वभाव- 
निरतो नित्य भवेद्वेदको ज्ञानी तु प्रकृतिस्वभावविरतो नो जातुचिद्वेंदकः । इत्येव॑ नियम निरूप्य 
निपुणरज्ञानिता त्यज्यतां जुद्धैकात्ममयये महस्यचलितैरासेव्यतां ज्ञानिता ॥१६७॥ ॥| ३१६ ॥ 





फल, उदित, न । मूलधातु--विद चेतनाख्याननिवासेशु, ज्ञा अवबोधने । पदकिवरण--अण्णाणी अज्ञानी- 
प्रथमा एक० । कम्मफल कर्मफलं-द्वितीया एक० । पयडिसहावद्दिओ प्रकृतिस्वभावस्थित.-प्र० एक० | दु 
तु पुण पुनः ण न-अव्यय । वेदेइ वेदयते-वर्तमान लटु अन्य पुरुष एकवचन क्रिया। णाणी ज्ञानी-प्रथमा 
एक० । कम्मफल कर्मफल-द्वि० एक० | जाणइ जानाति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० क्रिया । उदिय॑ 
उदितं-द्वि० ए० । वेदेइ वेदयते-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन क्रिया ॥ ३१६ ॥ 


ज्ञाता ही रहता है भोक्ता नही होता । 

भ्रब इसी अ्र्थंथोी कलशरूप काव्यमें कहते है--अज्ञानी इत्यादि | श्रर्थ--श्रज्ञानी 
जीव प्रकृतिस्वभावमें लीन होता हुआ्आा सदाकाल उसका भोक्ता है, श्ौर ज्ञानी प्रकृतिस्वभावसे 
विरक्त रहता हुआ कभी भी भोक्ता नही है। सो इस प्रकार तत्त्वनिपुण पुरुषोको ज्ञानीपने 
प्रोर अ्ज्ञानीपनेके नियमको विचार करके अज्ञानीपनेको तो छोड़ना चाहिये श्ौर शुद्ध प्लात्म- 
मय एक तेज (प्रताप) में निश्वल होकर ज्ञानीपनेकों सेतना चाहिये । 

प्रसंगविवरण--प्रनन्तरपूर्व दो छन्दोमे बताया गया था कि जब तक जीव प्रकृतिस्व- 
भावको नही छोड़ता है तब तक वह अज्ञानी है श्र जब हो कर्मफलक्ो भ्रर्थात्‌ प्रकृतिस्वभाव 
को छोड़ देता है तब ही वह निर्बन्ध ज्ञाता द्रष्टा हो जाता है | अ्रब इस गाथामें उस शज्ञानीही 
व ज्ञानीके विषयमें बताया है कि ग्रज्ञानी तो कर्मफल भोंगता है और ज्ञानी मात्र कमेंफलको 
जानता है । 

तथ्यप्रकाश-- (१) श्रज्ञानीको सहज शुद्ध ग्रात्मस्वरूपका ज्ञान नहीं है । (२) थुद्धा- 
त्मत्वका ज्ञान न होनेसे अज्ञानी स्व व परमे एकत्वका ज्ञान दशेन व परिशणमन करता है । 
(३) च्व-परमें एबत्वका ज्ञान श्रद्धान परिणमन होनेसे जीव प्रकृतिस्वभावमे स्थित कहलाता 
है । (४) प्रकृतिस्वभावमे स्थित होनेसे जीव प्रकृतिस्वभावकोीं अ्रहरूपस अनुभव करता है । 
(५) प्रकृतिस्वभावको प्रहंरूपसे प्रनुभवता हुआ जीव कर्मफलकों भोगता है । (६) ज्ञानीको 
सहज शुद्ध आ्रात्मस्वरूपका ज्ञान है। (७) शुद्धात्मस्वरूपका ज्ञान होतेसे ज्ञानीके स्व व परमें 
भिन्नताका ज्ञान है, भिन्‍नताका श्रद्धान है श्रौर विभागरूपसे परिणमन है । (८५) स्वपरव्रिभाग 
का ज्ञाता प्रकृतिस्वभावसे हट जाता है | (<) प्रकृतिस्वभ।वसे हटनेके कारण ज्ञानी शुद्ध सहज 
प्रात्मस्वरूपको हो श्रहंरूपसे ग्रनुभवता है । (०) एक शरद्धात्मस्वरूपकों अहंरूपसे भनुभवता 
हुआ जीव उदित कमंफलको ज्ञेयमात्रपना होनेसे मात्र जानता है। (११) कर्मफलमें श्रहरूपसे 





प्३८ समयसार 
प्रज्ञानी बेदक एब्रेति नियम्पते-- 
ण॒ मुयइ पयडिमभव्बों सुटठुवि अज्माइऊण सत्थाणि। 
गुडदुद्ध पि पिबंता ण्‌ पण्णया शिव्विसा हुंति ॥३१७॥ 
नहिं छोड़ता प्रकृतिको, प्रभव्य अच्छे भि शास्त्रकों पढ़कर । 
गुड़ दूध पान कर ज्यों, न सर्प निविष कभी होते ॥३१७॥ 
न मुचति प्रकृतिमभव्य. सुप्ठ्वषि अधीत्य शास्त्राणि। गुडदुग्धमपि पिवतों न पन्नगा निविषा भवति ॥३१७॥॥ 
यथात्र विषधरो विषभाव॑ स्वयमेव न सुञ्चति, विषभावमोचनसमथंसशककरक्षीरपाना- 
च्च न मुड्चति । तथा किलाभव्यः प्रकृतिस्वभाव स्वयमेव न मुज्चति प्रकृतिस्वभावमोचनसम - 
_ नामसंज्ञ-ण, पर्याड, अभव्व, सुट्‌ठु, वि, सत्य, गुडदुद्ध, पि, पिवत, ण, पण्णय, णिव्विस । घातु- 
संज्ञ-मुच त्यागे, अहि इ अध्ययने, हो सत्ताया। प्रातियपदिक- न, प्रकृति, अभव्य, सुष्ठटु, अपि, थास्त्र, 
गुडदुग्ध, अपि, पिवन्तू, न, पन्नग, निरविष । मूलधातु- मुच्लृ मोक्ष, अधि इक अध्ययन अदादि, पा पाने 
भ्वादि, भू सत्ताया। पदविवरण- -ण न सुटठु सुप्ठु वि अपि-अव्यय । मुयइ मुचति-वर्तमान लटू अन्य 
पुरुष एकवचन क्रिया । पर्याडि प्रकृति-द्वितीया एक०। अभव्यों अभव्य -प्रथमा एकबचन। अज्काइऊण 
पग्रनुभव किया जाना ग्रशक्य होनेसे ज्ञानी जीव कर्मफलको भोगता नहीं है । 
सिद्धान्त-- (१) प्रज्ञानी कर्मफलका भोक्ता है। (२) ज्ञानी कर्मफलका मात्र साक्षी है । 
हष्टि-- १- भोक्तृनय (१६१) । २- अभोवतृनय (१६२) | 
प्रयोग--विकारको श्रपनानेसे दुख भोगना पडता है यह जानकर परभाव विकारसे 
उपेक्षा करके शुद्ध एक आत्ममय चै॑तन्यमें उपधोगका स्थिर करना ।। ४१६ ॥ 
प्रब अज्ञानी भोक्ता ही है ऐसा नियम कहते है--[ श्रभव्यः | श्रभव्य [सुष्ठु | श्रच्छी 
तरह [शास्त्राशि] शास्त्रोंकों [भ्रधोत्य अपि] पढ़कर भी [प्रकृति न मुश्नति] प्रकृतिको अर्थात्‌ 
प्रकृतिस्वभावकी नहीं छोडता [पद्चगाः] जैसे कि सर्प [गुडदुग्ध| गुड़सहित दूधकों [पिबंतः 
झ्रषि] पीते हुए भी [निविषाः] निविष [न भवंति] नहीं होते । 
तात्पर्य --विका रमें अ्रहंपनेका श्रद्धान होनेसे शास्त्रोकों पढ़कर भी अभव्य विकारके 
लगावको नहीं छोडता, ग्नत: वह कर्मफलको भोगता ही है । 
टीकार्थ--जैसे इस लोकमें सपं श्रपने विषभावकों स्वयं नहीं छोड़ता तथा विषभावके 
मेटनेको समर्थ ऐसे मिश्रीसहित दूधके पोनेसे भी नहीं छोड़ता उसी तरह ग्रभव्य वास्तवमें 
प्रकृतिस्वभावकों स्वयमेव भो नहीं छोडता शोर प्रकृतिस्वभावके छुड़ानेको समर्थ द्रव्यश्रुतके 
ज्ञाससे भी नही छोड़ता । क्योंकि इसके नित्य ही भावश्रुतज्ञानरूप शद्धात्मज्ञानका प्रभाव होने 


सर्वेविशुद्धज्ञानाधिकार ५३६ 


धंद्रव्यभ्रुतज्ञानाच्व न मुञ्चति, नित्यमेव भावश्वुतज्ञानलक्षणशुद्धात्मज्ञानाभावेनाज्ञानिखात्‌ । 

प्रतो नियम्यतेञज्ञानी प्रकृतिस्वभावे स्थितत्वाद्वेदक एवं ॥| ३१७ || 
_अधीत्य-असमाप्तिकी क्रिया कृदस्त, सत्थाणि शास्त्राणि-द्वितीया बहु० । गुडदुड गुड़दुर्घ-द्वितीया एक०। 
पिबता पिबन्त.-प्रथमा बहु०। पण्णया पन्नगा-प्रथमा बहु०। णिव्विसा निविषा:-प्रथमा बहु० । हुति 
भवति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष बहुबचन क्रिया ।। ३१७ ।। 


वन नननन-ब--+ "४ ४'-+०+-- 


से अ्ज्ञानीपन है । इसलिये ऐसा नियम किया जाता है कि भ्रज्ञानी प्रकृतिस्वभावमें ठहरनेसे 
कर्मका भोक्ता हो है। भावार्थ--इस गाथ।मे “ग्रज्ञानी कमंके फलका भोक्ता ही है” यह 
नियम किया गया है । जैसे कि ग्रभव्य बाह्य कारणोंके मिलनेपर भी कर्मके उदयको अपनाने 
का स्वभाव नहीं बदलता, इस कारण यह सिद्ध हुग्ना कि अज्ञानीकों शुद्ध आत्माका ज्ञान 
नही, अतः शज्ञानोके भोक्तापनेका नियम बनता है । 

प्रसंगविवरणश-- अनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि अज्ञानो कर्मफलका भोक्ता 
होता है श्रौर ज्ञानो कर्मफलका भोक्ता नहीं । अरब इस गाथामे अज्ञानी कर्मफलका भोक्ता हो 
है ऐसा नियम युक्ति दृष्टान्तपृवंक दर्शाया गया है । 

तथ्यप्रकाश--(१) अ्भव्य जीव मसदा ग्रम्यत्व अशुद्ध पारिणामिक भावमय होनेसे 
प्रकृतिस्वभावकों याने कमंविषाकलगावको स्वयं छोड़ता ही नहीं । (२) प्रकृतिस्वभावको छुडाने 
में समर्थ द्रव्य श्रुतज्ञान है सो श्रुतका विशिष्ट अध्ययन होनेपर भी बह नहीं छूटता। (३) 
ग्रभव्य जीवको भावश्वुतज्ञानरूप श॒द्धात्मज्ञाब नहीं होनेसे सदा ग्रज्ञान ही रहता है । (४) सदा 
अज्ञानमय होनेके कारण गअभव्य जीव सदा प्रकृतिस्वभावमे स्थित रहा करते है। (५) अकृति- 
स्वभावमे स्थित रहनेके कारण अभव्य जीव कर्मफलका भोक्ता होता हो है १ 

सिद्धान्त--( १) अभव्य जीव सदा भ्रज्ञानमयभाववान रहनेसे विकारलगाव बनाये 
रहता है । (२) मिथ्यात्वोदयवश श्रुताध्ययन करके भो अभव्य शुद्ध नही ही पाता । 

हृष्टि-- १- अशुद्ध निश्वयनय (४७) । २-उपाधिसापेक्ष अशुद्ध द्रव्याथिकनय (२४) । 

प्रखेग-- सहजात्मस्त्रूपकी व्यक्तिके लिये अपने श्रापको सहज ग्रनन्त ज्ञानादिखप 
शुद्ध अन्तस्तत्त्व जानकर इसी स्वरूपको श्रोर उपयोग लगाना ॥ ३१७ ॥ 

श्रव ज्ञानी कमंफलका अ्रवेदक हो है, यह नियम किया जाता है--![ ज्ञानी] ज्ञानो 
[निर्वेदसमापन्नः | वराग्यको प्राप्त हुआ [मरूधुरं कठुक ] मीठा तथा कड़वा [अनेकविधं] इत्यादि 
झनेक प्रकारके [कर्मफल] कर्मके फलको [बिजानाति] जानता है [तेन] इस कारण [सः] वह 
[अवेदकः भवति] भोक्ता नहीं है । 





४४० समयसार 

जानी त्ववेदक एवेति नियम्यते-- 
णिव्वेयसमावण्णो णाणी कम्मप्फलं वियाणेह्ट । 
महुरं कड॒यं बहुविहमवेयश्यो तेश सो होई ॥३१८॥ 
वेराग्यप्राप्त ज्ञानी, मधुर कटुक विविध कर्मके फलकों । 


जानता मात्र केवल, इससे उनका अवेदक बहू ।।३१८॥। 
निर्वेदसमापन्नो ज्ञानी कर्मफल विजानाति। मधुर कटुक बहुविधमवेदकों तेनस भवति ॥३१८॥ 


ज्ञानी तु निरस्तभेदभावश्रतज्ञानलक्षरणुद्धात्मज्ञानसद्भावेन परतोथ्त्यतविविक्तत्वात्‌ 
प्रकतिस्वभाव॑ स्वयमेव मुंचति ततो5मधुरं मधुरं वा कर्मफलमुदितं ज्ञातृत्वत्‌ केवलमेव जानाति 
न पुनरज्ञाने सति परद्रव्यस्पाहंतयाइनुभवितुमयोग्यत्वाह्ेदयते ! अतो ज्ञानी प्रकृतिस्वभावविरक्त- 
नामसंज्ञय--णिव्वेयसमावण्ण, णाणि, कम्मफल, महुर, कडुय, वहुविह, अवेयअ, त, ते । धातुसंज्ञ 
वि जाण अवबोधने, हो सत्ताया। प्रातिपदिक--निर्वदसमापन्न, ज्ञानिनू, कर्मफल, मधुर, कटुक, बहुविध 
तात्पयं--ज्ञानी रागादिभावोंकों परभाव जानकर उनसे लगाव नही रखता, अतः 
कर्ंफलका केवल ज्ञाता रहनेके कारण वह कर्मफलका भोक्ता नहीं होता । 
टीकार्थ--ज्ञानी अभेदरूप भावश्वतज्ञानस्तररूप शुद्धात्मज्ञानके होनेसे परसे ग्रत्यन्त 
विरक्तपना होनेके कारण कर्मके उदयके स्वभावको स्वयं ही छोड़ देता है । इस कारणशा मीठा 
कड़वा सुख दु खरूप उदित कमंफलको ज्ञातापन होनेके कारण केवल जानता ही है । न कि 
ज्ञानके होनेपर परद्रव्यको अहंरूपसे अनुभव करनेको अयोग्यता होनेके कारण भोक्ता होता है। 
भ्रतः ज्ञानी कर्मस्वरभावसे विरक्तपना होनेसे अ्रवेदक ही है । भावार्थ---जो जीव जिससे विरक्त 
होता है वह उसको पअ्रपने वश तो भोगता नही है यदि परवश भोगना ही पड़े तो उसे पर- 
मार्थतः भोक्ता नहीं कहते, इस न्यायसे चू कि ज्ञानी क्ंके उदयको भ्रपना नही समभता, 
उससे विरक्त है, सो वह स्वयमेव तो भोगता ही नही, यदि उदयकी बलवत्तासे परवश हुआ 
ग्रपती निर्बलतासे कमंविपाककों भोगे तो उसे वास्तवमे भोक्ता नहीं कहते । जीव कर्मानुभाग 
का तो व्यवहारसे भोक्ता है, शोर कर्मप्रतिफलनका ग्रशुद्ध निश्वयनयसे भोक्ता है, उसका यहां 
शुद्धनयके कथनमे अ्रधिकार ही नहीं है । 
श्रब इसी अर्थको कलशरूप काव्यमे कहते है--ज्ञानी इत्यादि । श्रर्थ -- ज्ञानी जीव 
कर्मको न तो करता है श्रौर न भोगता है, मात्र कर्मस्वभावकों जानता ही है । इस प्रकार 
ज्ञानी केवल जानता हुझ्ना कतृत्व और भोवतृत्वके अभावके कारण शुद्ध स्वभावमें निश्चल 
हा वास्तवमे मुक्त ही है। भावार्थ--ज्ञानी कमंका स्वाधीनपनेसे कर्ता भोक्ता नहीं वह तो 


सवंविशुद्धज्ञानाधिकार ५४१ 


त्वादवेदक एवं ॥ ज्ञानी करोति न न वेदयते थे कर्म जानाति केवलमयं किल तत्स्वभावं । 
जानन्परं करणवेदनयोरभावात्‌ शुद्धस्वभावनियत: स हि मुक्त एवं ॥१६८॥ ॥ ३१८ ।॥। 

अवेदक, तत्‌ू, तत्‌ । मूलघातु--वि ज्ञा अवबोधने, भू सत्तायां । पदविवरण--णिव्वेयसमावण्णो निर्वेदसमा- 
पन्न:-प्रथणमा एकबचन। णाणी ज्ञानी-प्रथमा एकबचन। कम्मफल कर्मफल-द्वितीया एक० | वियाणेइ 
विजानाति-वरंमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन क्रिया । महुर मधुरं कड़य कटुक बहुविह बहुविध-द्विं० ए०। 
अवेयओ अवेदक - %५मा एक० । तेण तेन-तृतीया एक० । सो स.-प्रथमा एकवचन । होइ भवति-वर्तमान 
लट अन्य पुरष एकवचन क्रिया || ३१८ ।। 


केवल ज्ञाता हो है, इस कारण शद्ध स्वभावमें उपयुक्त हुआ वह अन्त: मुक्त ही है। कमेंका 
उदय आता है, प्रतिफलन होता है वहाँ ज्ञानी क्‍या कर सकता है ? कुछ नही, सो जब तक 
यह निबंलता रहती है तब तक कर्म जोर चला लें, कभी तो ज्ञानी कर्मका निर्मुल नाश करेगा 
ही । तथा वतंमानमें शुद्ध स्व्रभावमे नियत है सो मुक्त-सा ही है । 

प्रसंगविवरण--पअ्रनन्तरपूर्व गाथामें बताया गया था कि ग्रज्ञानी कमंंफलका भोक्ता 
ही है | ग्रब इस गाथामे बताया है कि ज्ञानी कर्मफलका ग्रभोक्ता है ग्रर्थात्‌ भोक्ता नही है । 

तथ्यप्र काश-- (१) अभेदभावश्रुत ज्ञानस्वरूप शुद्धात्मज्ञान जिसके है वह ज्ञानो है । 
(२) ज्ञानी परसे ग्रत्यन्त जुदा है, ग्रतः प्रकृतिस्वभावको स्वय हो छोड़ देता है। (३) जिसने 
प्रकृतिस्वभावकोी छोड दिया है बह उदित शुभाशुभ कर्मफलका मात्र ज्ञाता है। (४) ज्ञानी 
परद्रव्यको अहंरूपसे ग्रनुभव करनेमें असमर्थ है, श्रतः कर्मफलको नही भोग सकता । (५) जहाँ 
प्रकृतिस्वभावसे विरक्ति है, संसार शरीर भोगसे विरक्ति है वहाँ प्रकतिस्वभावसे लगाव नहीं 
हो सकता । (६) ज्ञानी शुद्धात्ममावनाजन्य सहज ग्रतीन्द्रिय श्रानन्दको छोड़कर इन्द्रियसुखमें 
कर्फलमें नही लग सकता । 

सिद्धान्त-- (१) भेदविज्ञान व गअभेदान्तस्तत्त्वकी प्रतोति होनेसे ज्ञानी कमंफलका मात्र 
साक्षो है, भोक्ता नही । (२) ज्ञानीकी दृष्टिमे परभावक्ते नाते शुभ अशुभ कमंफल परतत्त्व है । 

दृष्टि-- १- ग्रभोवतृतनय (१६२) । २- साहश्यनय (२०२) । 

प्रयोग-- पुण्य पप कर्मंविषाकको परभाव जानकर उसका मात्र ज्ञाता रहकर निष्कर्म 
ज्ञानस्वरूप स्वतत्त्वमे उपयोग लगाना || ३६८ ॥ 

प्रब शानोके ज्ञातृत्वको फिर पुष्ट करते है-- [ज्ञानी | ज्ञानी [बहुप्रकारारिय कर्मारि ] 
बहुत प्रकारके कर्मोंको [नाषि करोति] न तो करता है [नापि बेदयते] भर न भोगता है 
[पुनः] परन्तु [बंध] कमंके बन्धको [च] और [कर्सफल | कर्ंके फल [पुण्यं लपापं] पुण्य 


3४२ समयसार 


ण॒वि कुब्वह ण॒वि वेयह णाणी कम्माई बहुपयाराई । 
जाणह पुण कम्मफलं बंध पुणणं च पावं च ॥३१६॥ 


नहिं कर्ता नहि भोक्ता, ज्ञानी नाना प्रकार कर्मोंका । 
जानता सात्र विधिफल, बन्ध तथा पुण्य पापोंको ॥३१६।॥ 
नापि करोति नापि वेदयते ज्ञानी कर्माण बहुप्रकाराणि। जानाति पुन कर्मफल बंध पुण्य च पाप च ॥ 
ज्ञानी हि कमंचेतनाशुन्यत्वेन क्मंफलचेतनाशुन्यत्वेन च स्वयमकतृ त्वादवेदयितृत्वाच्च 
न कर्म करोति न वेदयते च । कितु ज्ञानचेतनामयत्वेन केवल ज्ञातृत्वात्कर्मबंधं कमंफलं व 
शुभमशुभ वा केवलमेव जानाति ॥ ३१६ || 


... जामसंज्ञ-ण, वि, ण, वि, णाणि, कम्म, बहुपयार, पुण, कम्मफल, वध, पुण्ण, च, पाव, च | धातु- 
संज्ञ-कुव्व कररो, वेद वेदने, जाण अवबोधने । प्रातिपदिक- - न, अपि, न, अपि, ज्ञानिन्‌, कर्मनु, वहुप्रका र, 
पुनर्‌, कर्मफल, बन्ध, पुण्य, च, पाप, च | मूलधातु-- डुकृआ करणोे, विद चेतनासख्याननिवासेषु चुरादि, ज्ञा 
अवबोधने | पदविवरण-ण न वि अपि पुण पुत्र. च-अव्यय । कुव्वद करोति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष 
एकवचन क्रिया । वेयइ वेदयते-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन किया। जाणइ जानाति-वर्तमान लट्‌ 
अन्य पुरुष एकवचन क्रिया । कम्मफल कर्मफलं-द्वितीया एकवचल । बंध बंध पुण्णं पुण्य पाव पापं- 
द्वितीयां एकवचन ॥ ३१६ ॥। 
ग्रौर पापको [जानाति] मात्र जानता हो है । 

तात्पयें--कम कार्माणातगेंणाके स्कन्ध है उन्हें जीव कँस करेगा व कैसे भोगेगा और 
ज्ञानी तो कतृ त्व भोवतुत्वके विकल्पसे भी रहित है सो ज्ञानोके कमंका करना व कर्मफलका 
भोगना विकल्पतः भी सम्भव नही, ज्ञानी तो उनको मात्र जानता हो है । 

टीकार्थ--कमंचेतनाशुन्यपता होनेसे तथा कर्मफलचेतनासे भी शून्यपना होनेसे स्वयं 
झ्रकतृ त्व व अभोक्‍तृत्व होनेसे ज्ञानी कर्ंको न तो करता है श्र न भोगता है, किन्तु ज्ञानी 
ज्ञानचेतनायुक्त होनेसे केवल ज्ञाता ही है, इस कारण कर्मके बन्धको तथा कमंके शुभ अशुभ 
फलको केवल जानता ही है। भावार्थे--ज्ञानी विकारका व पुण्य पाप कर्म श्रादिका मात्र 
ज्ञाता रहता है | 

प्रसंगविवरसरा--अनन्तरपूर्व गाथामें ज्ञानी कमंफलका अवेदक हो दर्शाया गया था। 
अब उसी ज्ञानीको स्वच्छता बतानेके लिये इस गाथामें बताया है कि ज्ञानी कर्मोंको न तो 
करता है श्र न भोगता है, कितु वह तो पुण्य-पाप कर्मबंध कर्मफलका मात्र ज्ञाता रहता है । 

तथ्यप्रकाश -- (१) ज्ञानी सहज शुद्ध ज्ञानमात्र श्रन्तस्तत्त्वकी वृत्तिरूप रहनेसे कर्म- 
छोतनाशुन्य है । (२) ज्ञानी शुद्धात्ममावनाजन्य सहजानन्दरससे तृप्त होनेके कारण कर्मफल- 








सर्वेविशुद्धज्ञानाधिकार ५४३ 
कृत एतत्‌ ?-- 
दिल्ली जहेव णाणं अकारयं तह अवेदयं चेव । 
जाणइ य बंधमोक्खे कम्मुदयं शिज्जरं चेव ॥३२०॥ 
ज्ञान नयनहष्टी ज्यों, होय श्रकर्ता तथा श्रभोक्ता भी । 
बन्ध मोक्ष कर्मोदय, निर्जरको जानता वह है ॥३२०॥ 
हृष्टि' यर्थव ज्ञानमकारक तथा<वेदक चेव । जानाति च बधमोक्ष कर्मोदय निर्जरा चेंब ।। ३२० ॥ 
यथात्र लोके दृश्हि श्यादत्यंतविभक्तत्वेन तत्करणावेदनयोरममर्थत्वात्‌ हृश्यं न करोति 
ने वेदयते च, ग्रन्यथाग्निदर्शनात्संधुक्षएणवत्‌ स्वयं ज्वलनकरणामस्य, लोहपिंडवत्स्वयमेवीष्ण्यानु- 
नामसंज्ञ- दिट्टि, जह, एव, णाण, अकारय, तह, अवेदय, न, एवं, य, वधमोवख, कम्मुदय, णिज्जर, 
_च, एवं। धातुसंज्ञ--जाण अवबोधने | प्रातिपदिक- दृष्टि, यथा, एव, ज्ञान, अकारक, तथा, अवेदक, च, 











जेतनाशुन्य है। (३) ज्ञानी कर्मचेतनाशून्य होनेसे अ्रकर्ता है। (४) ज्ञानी कर्मफलच्षेतनाशुन्य 
होनेसे ग्रभोक्ता है। (५) ज्ञानी ज्ञानजेतनामय होनेसे शुभ अशुभ कमंबध व कर्मफलका मात्र 
जाननहार है । (६) प्रकर्ता अ्रभोक्ता होनेस शुद्धस्वभावमे नियत ज्ञानी अन्तवृ त्तिकी अपेक्षा 
मुक्त हो की तरह है । 

सिद्धान्त-- (१) निविकार ग्रनन्तज्ञानादिसम्पन्न प्रभु पूर्णतः ज्ञानचेतनामय हैं । 
(२) सहजशुद्ध ग्न्तस्तत्त्वके अनुभवी प्रतीत्या ज्ञानगेतनामय है । 

हृष्टि- १- शुद्धनिश्वयनय (४६) । २- अपूर्ण शुद्धनेश्वयनय (४६ब) । 

प्रयोग--कर्मोकी प्रकृति कर्में ही निरखकर कर्मोके मात्र ज्ञाता रहना और ग्रपनेको 
ज्ञानस्वरूपसे अभिन्न निरखकर आत्मस्वरूपका संचेतन करना ॥ ३१६ ॥ 

प्रश्न--ज्ञानी मात्र ज्ञाता ही कैसे है ? उत्तर- [ दृष्टि: यथा | नेत्रकी तरह [ज्ञान] 
ज्ञान [अकारक च अवेदक एवं | अकर्ता प्लोर ग्भोक्ता ही है [तथा] तथा [बंधमोक्ष ] बंध, 
मोक्ष [च कर्मोदयं] व वरमदिय [च] श्ौर [ निरजरां] निजंराको [जानाति एब] मात्र जानता 
ही है। 

तात्पयें--ज्ञानका काम जानना ही है, परको करना व भोगना नही है । 

टोकार्थ--जैसे इस लोकमें नेन्न देखने योग्ण पदार्थोसि अत्यन्त भिन्नताके कारण उनके 
करने श्र भोगनेकी अ्समर्थंता होनेके कारण हृश्य पदार्थो न तो करता है श्लौर न भोगता 
है | भ्रन्यथा याने यदि ऐसा न हो तो अग्निको जलाने वालेकी तरह व अग्निसे तप्तायमान 
लोहके पिंडकी तरह प्रग्निके देखनेसे नेश्रके कर्तापन व भोक्तापन गअ्रवश्य झा जायगा सो तो है 


५४४ समयसार 


भवनस्य च दुनिवारत्वात्‌ । कितु केवलं दर्शनमात्रस्वभावत्वात्‌ तत्सव केवलमेव पश्यति । तथा 
ज्ञानमपि स्वय द्रष्ट्त्वात्‌ कमंणोपत्यंतविभक्तत्वेन निश्चयतस्तत्करणवेदनयो रसमथेत्वात्कम॑ न 





एवं, च, बन्धमोक्ष, कर्मोदय, निर्जरा, च, एबं। घूलधातु--ज्ञा अवबोधने | पदकषिबरण--दिंट्वी हृष्टि:- 
प्रथमा एकवचन । जह यथा एवं तह तथा च एवं य च-अव्यय । णाण ज्ञानं-प्रथमा एक० । अकारय॑ 


ही नही । किन्तु केवल दर्शनमात्रस्वभावोप्नन होनेसे नेत्र दृश्यको केवल देखता ही है । उसी 
प्रकार ज्ञान भी स्वयं द्रष्टागन होनेके कारण कमंसे अत्यन्त भिन्नपना होनेसे निश्वयतः उस 
कर्मको करने और भोगनेमें प्रसमथेपना होनेसे न तो कर्मको करता है और न भोगता है । 
केवल ज्ञानमात्र स्वभावपनेसे करके बन्ध, मोक्ष व उदयकों तथा उसको निज्जेराकों केवल 
जानता हो है । भावार्थ - जैसे नेत्र दृश्य पदार्थों दूरसे ही देखता है हृश्यकी न करता है 
झौर न भोगता है, ऐसे ही ज्ञानका स्वभाव दूरसे जाननेका है। इस कारण ज्ञानके कतृत्व व 
भोकतृत्व नही है | कतृ त्व भोकतृत्व मानना श्ञज्ञान है। यद्यपि जब तक चारित्रमोहकर्मका 
उदय है तब तक प्रदर्शन, अ्रज्ञान भौर ग्रसमर्थपना होता ही है, सो तब तक याने केवलज्ञान 
के पहले पूर्णतया ज्ञाता द्रष्टा नही कहा जा सकता, तो भी यहाँ यह समभिये कि यदि स्वतंत्र 
होकर करे श्रौर भोगे तो उसे वास्तबमे कर्मा-भोक्ता कहते है। सो जब ही मिथ्थाहृष्टिरूप 
अज्ञानका अभाव हुआ्ना, तब परद्रव्यके स्वामीपनेका श्रभाव हुम्ना, तब स्वयं ज्ञानी हुआ स्वतंत्र- 
पनेसे तो किसीका कर्ता भोक्ता नही । परन्तु प्रपनी निबंलतासे, कमंके उदयकी बलवत्तासे जो 
कार्य होता है उसको परमार्थदृष्टिसे कर्ता-भोक्ता नहीं कहा जाता । उसके निमित्तसे जो कुछ 
नवीन कर्मरज लगता भी है, उसको यहाँ बन्धमे नहीं गिना । मिथ्यात्व ही तो सधार है, 
मभिथ्यात्वके चले जानेके बाद संसार क्‍या रहा ? समुद्रमें बूंदकी क्या गिनती ? दूसरी बात यह 
भी जानना कि केवलज्ञानी तो साक्षात्‌ शुद्धात्मस्वरूप ही है, परन्तु श्रुतज्ञानी भी शुद्धनयके 
ग्रवलम्बनसे आत्माको शुद्धात्मस्वरूप ही ग्रनुभव करता है । हाँ प्रत्यक्ष और परोक्षका भेद 
है । सो श्रतज्ञानीके ज्ञान श्रद्धानकी अपेक्षा तो ज्ञाता द्रष्टापना दी है । चारिश्रकी भ्रपेक्षा प्रति- 
पक्षी कमंका जितना उदय है उतना ही घात है, इसके नाश करनेका ज्ञानोके उद्यम है । जब 
कमंका श्रभाव हो जायगा तब साक्षात्‌ यथाख्यात चारित्र होगा, तब केवलज्ञानकी प्राप्ति होगी 
ही । तीसरी बात यहाँ यह जानना कि सम्यग्दश्को ज्ञानी मिथ्यात्वके अभावको ग्रपेक्षा हो 
कहते है । यदि यह शपेक्षा नही ली जाय तो ज्ञानसामान्यसे सभी जीव ज्ञानी हैं प्रौर विशेष 
झपेक्षासे जब तक कुछ भो भ्ज्ञान रहे तब तक ज्ञानी नही कहा जा सकता, जब तक केवल- 
ज्ञान नही होता तब तक बारहवां गुणस्थानपर्य॑त प्रज्ञानभाव ही कहा गया है । सो यहाँ ज्ञानी 


कल िनन्क नम सकचन्‍नकनप अन्यह 4०००० ५०22०: २कले ८ 


सर्वेविशुद्धज्ञानाधिकार ५४५ 


करोति न बेदयते थे । कितु केवल ज्ञानमात्रस्वभावत्वात्कर्मबंधं मोक्ष वा कर्मोदियं नि्जेरां वा 
केवलमेव जानाति ॥ ये तु कर्तारमात्मानं पश्यंति तमसा तता:। सामान्यजनवत्तेषां न मोक्षो- 
5पि मुमुक्षतां ॥१६६।॥ ।। ३२० ॥ 





अकारकं-प्रथमा एक० । अवेदय अवेदक-प्रथमा एक०। जाणइ जानाति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एक०। 
बंधमोक्‍्ख बन्धमोक्ष-द्वितीया एक० । कम्मुदय कर्मोदयं-द्वितीया एक० । णिजुजरं निर्जरॉ-द्वितीया एक- 
बचन ।। ३२० ॥। 





अज्ञानी कहना सम्यक्त्व मिथ्यात्वकी ही श्रपेक्षा जानना । 

ग्रब जो सवंधा एकांतके श्राशयसे श्रात्माको कर्ता ही मानते हैं उनका निषेध इस 
श्लोकमें कहते हैं--ये तु इत्यादि । भ्रर्थ--जो पुरुष भ्रज्ञानांपकारसे श्राच्छादित हुए श्रात्माको 
कर्ता मानते हैं, उनका मोक्षकों चाहते हुए भी लोकिकजनकी तरह मोक्ष नही होता । 

प्रसंगविवरसणण--अनन्तरपूर्व गाथामें बताया गया था कि ज्ञानी कमेका भ्रकर्ता व 
भ्रभोक्ता है । प्रब इस गायामें ज्ञानीके उसी ग्रकतु त्व व श्रभोकतृत्वका दृष्टान्तपूवंक स्पष्टीकरण 
किया गया है । 

तथ्यप्रकाश-- (१) जैसे नेत्र दृश्यसे अत्यन्त विभक्त है, ऐसे हो ज्ञान कर्मसे भ्रत्यन्त 
विभक्त है। (२) जैसे नेन्र दृश्यसे जुदा होनेसे दृश्यकोी करने व भोगनेमें श्रसमर्थ है, ऐसे ही 
ज्ञान कर्मसे जुदा होनेसे कर्मको करने भोगनेमें प्समर्थ है। (३) जैसे दृष्टि (नेत्र) तो मात्र 
देखती है, वेसे हो ज्ञान तो मात्र जानता है। (४) जैसे नेत्र प्रग्नेशिखाकों, भ्रग्नि बढ़नेको, 
ज्वलन करनेको देखता मात्र है ऐसे हो ज्ञान कर्मबन्धको, मोक्षकों, कर्मोदयको, निर्जेराकों मात्र 
जानता है । (५) ज्ञान नेत्रकी भाँति परका अकारक है व भ्रवेदक है । 

सिद्धांत-- (१) ज्ञान श्रर्थात्‌ आत्मा कमेंका श्रकारक है। (२) ज्ञान प्रर्थात्‌ ग्रात्मा 
कमंका अ्रवेदक है । 

हैष्टि-- १- ग्रकतु नय (१६०) । २- अ्रभोक्‍्तृनय (१६२) । 

प्रयोग--अपनेको अपने प्रदेशोमें ही परिसमाप्त निरखकर कर्मके करने व भोगनेकी 
मिथ्याबुद्धि तजकर कर्मंदशाके मात्र जाननहार रहना ॥ ३२० ॥ 

अरब आरात्माको लोककर्ता मानने वालोंका भी मोक्ष नही है, इस श्रथंको गाथामें 
कहते है-- [लोकस्य ] लोकिक जनोंके मतमे [सुरनारकतियंडसानुषान्‌ सत्त्वान्‌] देव, नारक, 
तिर्यच, भनुष्य प्राशियोंको [विष्णा:] विष्णु [करोति] करता है ऐसा मन्तव्य है [च] शोर 
इसी प्रकार [यदि] यदि [श्रमणानासपि] श्रमणोंके मतमें भी ऐस। माना जाय कि [ षड्वि- 


४ समयसार 


लोयस्स कुणइ विहून सुरणारयतिरियमाणुसे सत्ते । 
समणाणंपि य अप्पा जह कृब्वद छब्विहे काये ॥३२१॥ 
लोगसमणाणमेयं सिद्ध तं जह णु दीसह विसेसो 

लोयस्स कृणइ विण्हू समणाणवि अप करण ॥३२२॥ 
एवं ण्‌ कोवि मोक्खो दीसइ लोयसमणाण दोण्हंपि । 
णिन्च॑ कृब्बंताणं सदेवमणशुयासुरे लोए ॥३२३॥ 


जग कहे विष्णु करता, सुर नारक पशु मनुष्य प्रारणीको । 

कहें भ्रमण भी ऐसा, पश्रात्मा षट्कायकों करता ॥३२१॥ 

लोक श्रमण दोनोंके, इस झाशयमें दिखे न कुछ प्रन्तर । 

लोकके विष्णु करता, भ्रमण्योंके भि श्रात्मा करता ॥३२२॥ 

इस तरह लोक श्रमरणों, दोनोंके भि नहिं मोक्ष हो सकता । 

क्योंकि दोनों समझते, परको इस सुष्टिका कर्ता ॥३२३॥ 
लोकस्य करोति विष्णु. सुरनारकतियंड मानुषान्‌ सत्त्वानू, थ्रमणानामप्यात्मा यदि करोति षड्विधान्‌ कायान्‌ | 
लोकश्रमणानामेक. सिद्धातो यदि न हृश्यते विशेषः, लोकस्य करोति विष्णु: श्रमणानामप्यात्मक. करोति । 
एव न को४पि मोक्षो हृश्यते लोकश्रमणाना द्वयेपामपि, नित्य कुबंता सदेवमतुजासरान्‌ लोकान्‌ ॥३२३॥ 

ये त्वात्मानं कर्तारमेव पश्यंति ते लोकोत्तरिका प्रपि न लोकिकतामतिवर्तते । लोकि 





. नामसंज्ञ-लोय, विण्हु, सुरणारयतिरियमाणुस, सत्त, समण, पि, य, अप्प, जइ, छव्विह, काय 
लोगसमण, एव, सिद्धत, ज३इ, ण, विसेस, लोय, विण्हु, समण, वि. अप्पअ, एवं, ण, क, वि, मोक्ख 


कल जलने "3.3 *>पन- कम मे स्‍- के नज पे +» ० «०»» 3 मनी पक "कक कअ+<++-म व मनन» नमक  :>+-+०+-िमन पेन ++न कक “केक कमान ८०५५० पेन 2मनक "कलनत-- अल 








धान्‌ कायान्‌ | छह कायके जीबोंको |[श्रात्मा] पग्रात्मा [करोति] करता है तो [लोकश्रमणानां | 
लोकोंका और यतियोका [एक सिद्धांतःः] एक सिद्धान्त बन गया, [विज्ञेष: न हृश्यते| कुछ 
अन्तर नही रहा । क्योंकि [लोकस्य |] लोकके मतमे [विष्णा:] विष्णु [करोति] करता है 
तो [श्रमणानामपि ] श्रमणोके मत्तमे भी |[भ्रात्मा करोति] आ्रात्मा करता है [एवं] इस तरह 
कतकि [सदेवसनुजासुरान्‌ | देव, मनुष्य, प्रमुर सहित [लोकानू] लोकोंको [नित्य कुबंतां] 
नित्य करते हुए [लोकश्रमणानां दचं बां श्रषि | लोक और श्रमण दोनोंका ही [कोपि मोक्षः ] 
कोई भी मोक्ष [न हृश्यते | नहीं दिखाई देता । 

तात्पर्यं-- जो सांसारिक दशावोको औपाधिक न मानकर प्रात्माको ही उनका स्वतंत्र 
कर्ता मानते हैं उनके चतुर्गतिका कभी अ्रभाव ही नहों हो सकता, फिर मोक्ष कैसे होगा ? 


सर्वविशुद्धजञानाधिकार ५४७ 


कानां परमात्मा विष्णु: सुरनारकादिकार्याशि करोति, तेषां तु स्वात्मा तानि करोति इत्यपसि- 
द्वांतस्य समत्वात्‌ । ततस्तेषामात्मनो नित्यकतु त्वाभ्युपगमानू--लौकिकानामिव लोकोत्तरिका- 


लोयसमण, दु, पि, णिच्च, सदा, एव, मणुयासुर, लोय । धातुर्सज्ध--कुण करणे, कुब्व करणे, दिस प्रेक्षणे। 
प्रातिपदिक-लोक, विष्णु, सुरनारकतियेझ मानुष, सत्त्व, श्रमण, अपि, आत्मन्‌, यदि, षपड्विध, काय, 
लोकश्रमण, एक, सिद्धान्त, यदि, विशेष, ण, लोक, विष्णु, श्रमण, अपि, आत्मन्‌ एवं, न, किम, अपि, 
मोक्ष, लोकश्रमण, द्वय, अपि, नित्य, सदा, एवं, मनुजासुर, लोक | मभूलधातु--डुकृज करणे, हशिर्‌ प्रेक्षणे । 
पदविवरण---लोयस्स लोकस्य-षष्ठी एक०। कुणइ करोति-वर्तमान लट अन्य पुरुष एकवचन क्रिया। 
विष्ह्‌ विष्णु -प्रथमा एक० । सुरणारग्तिरियमाणुसे सुरनारकतियंडः मानुषानू-द्वितीया बहु०। सत्त्वान- 
द्वितीया बहु० । समणाणं श्रमणानां-षष्ठी बहु०।पि अपि-अब्यय । अप्पा आत्मा-प्रथमा एक० | जइ 
यदि-अव्यय । कुब्बइ करोति-वर्तमान० अन्य» एक० क्रिया । छव्विहे पड़विधे-सप्तमी एक०। काये- 
सप्तमी एक०। लोगसमणाण लोकश्रमणानां-षष्ठी बहु०। एय॑ं एवं-अव्यय । सिद्धतं सिद्धान्त -प्रथमा 
एक० | जद यदि-अव्यय । ण न-अव्यय । दीसइ हृश्यते-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन क्रिया । विण्हू 


आए ४४ अं तणएणफ फल लू तत्त्व ला त + 








टीकार्थ--जों पुरुष आत्माको कर्ता ही मानते है वे लोकोत्तर होनेपर भी लीकिकपने 
को उल्लंघन नही करते (छोड़ते), क्योंकि लौकिक जनोंके मतमें तो परमात्मा विष्णु सुर 
नारक आ्रादि शरीरोंको करता है श्रौर मुनियोंके मतमें प्रपना श्रात्मा सुर नारक आदिको 
करता हैं। इस प्रकार श्रन्यथा माननेका सिद्धान्त दोनोंके समान है । इसलिये ग्रात्माके नित्य 
कर्तापनके माननेसे लोकिकजनकी तरह लोकोत्तर मुनियोंका भी मोक्ष नही होता । भावा्े--- 
जो आत्माकों इस लोकका कर्ता मानते हैं वे मुनि भी हों तो भी लौकिक जन सरीखे ही है, 
क्योंकि लौकिक जन तो ईश्वरको कर्ता मानते हैं भौर मुनियोने भी ग्ात्माको कर्ता मान 
लिया, इस तरह इन दोनोंका मानना समान हुआ । इस कारण जैसे लौकिक जनोको मोक्ष 
नही है, उसी तरह उन मुनियोंकी भो मोक्ष नहीं । जो निरपेक्ष कर्ता होगा वह सदा करता 
ही रहेगा, तथा वह कार्यके फलको भोगेगा हो, और जो फल भोगेगा उसके मोक्ष कैसा ? 
भ्र्थात्‌ मोक्ष हो ही नहीं सकता । 

ग्रब परद्रव्य और प्रात्मतत््वका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, ऐसा काव्यमें कहते है-- 
नास्ति इत्यादि । श्रथें--परद्रव्य और श्रात्मतत््वका कोई सम्बन्ध नही है, यों कर्ताकर्म॑सम्बन्ध 
का अभाव होनेसे प्रात्माके परद्रव्यका कर्तापन कैसे हो सकता है ? भावार्थे--परद्रव्य और 
झात्माका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है तब फिर उनमें कतकिमंसम्बन्ध कैसे हो सकता है ? श्रतः 
ग्रात्माके कर्तापन भी क्‍यों होगा ? 

प्रसंगविबरण--अ्रतन्तरपूर्व गाथामें बताया गया था कि ज्ञान कमंदशाका भ्रकारक व 


प्र्ड्८ समंपधसार 


णामपि नास्ति मोक्ष: ।। नास्ति सर्वोष्पि संबंध: परद्रव्यात्मतत्त्वयो. । बतुकर्मत्वसंबंधाभावे 
तत्कतृ ता कुत: ॥२००॥। ।॥ ३२१-३०३ ॥ 


विष्णु.-प्रथणा एक०। समणाण श्रमणाना-षष्ठी बहु० | वि अपि-अव्यय | अप्पओ आत्मकः:-प्रथमा 
एक०। कुणइ करोति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० । एवं ण न-अव्यय । को क.-प्रथमा एक० | वि 

अपि-अव्यय । मोक्खो मोक्ष:-प्र० ए० । दीसइ दृश्यते-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० कमंवाच्य क्रिया। 
लोगसमणाण लोकथ्रमणाना-षष्ठी बहु०। दोष्हूं दयेषां-पप्ठी बहु०। अपि-अव्यय । णिच्च नित्यं- 
अव्यय । कुब्वताण कुर्व॒ता-षष्ठी बहु०। एब-अव्यय । मनुजासुरे मनुजासुरानु-द्वितीया बहु०। लोए 
लोकानु-द्वितीया बहुबचन ॥ ३२१-३२३ ॥। 








प्रवेदक है, मात्र जाननहार है । भ्रब इन तीन गाथाग्रोंमें यह बताया है कि आत्माको परका 
कर्ता मानने वाले जन लौकिक जनोंकी भांति मोक्षमार्गको भी नही प्राप्त कर सकते, मोक्ष तो 
प्राप्त होगा ही कंसे ? 

तथ्यप्रकाश-- (१) जो किसी ईश्वरको समस्त परद्रव्योकी, नरक तिर्यच मनुष्य देव 
की सृष्टिका कर्ता मानते है वे लोकिक कहलाते है । (२) जो अपने ग्रात्माको परद्रव्योंकी, नरक 
तियंज्च देव मनुष्यकी, त्रस स्थावर जीवकी सृष्टिका कर्ता मानते है वे यहाँ लोकोत्तरिक कहे 
गये है । (३) यदि आत्मा अ्रपनी जस स्थावर जीवकी सृष्टि करता है तो आत्मा तो नित्य है 
सो सदैव भ्रपनी संसारदृष्टि करता रहेगा सो ही लोकोत्तरिक पुरुषोंको भी मोक्ष नहीं हो 
सकता । (४) यदि कोई ईश्वर जीवोंकी संसारसृष्टि करता है तो १- ईश्वर सदा संसारसृष्टि 
करता रहेगा । २- जीवकी सृष्टि पराधीन हो गई सो जीव अपने मोक्षका उपाय न बना 
सकेगा सो यों लौकिक जनोंको भी मोक्ष नहीं हो सकता । (५) राग-द्वेष-मोहरूपसे परिशमन 
ही कत्‌ त्व कहा जाता है उस परिणमनके सतत होनेपर शुद्धात्मश्रद्धानज्ञानाचरणरूप रत्नत्रया- 
त्मक मोक्षमार्ग हो ही नहीं सकता ग्रतः मोक्षका ग्रभाव होगा । (६) वास्तविकता यह है कि 
ग्रात्मतत््वका किसी भी परद्रव्यसे कुछ भी सम्बन्ध नही है, कतृ कर्मत्वसम्बन्ध भो नहीं है, 
ग्रत: पराधोनता नहीं । (७) स्वाधीन जीव जब वुज्ञानमे चलता है संसारसंष्टि होती है । (८) 
स्वाधोन जीव जब ज्ञानरूप परिणमता है तब मोक्षमार्गमें चलकर मोक्ष पाता है । (६) रागादि 
संसारपरिणमन कर्मोपाधिका निमित्त पाकर होनेसे न॑मित्तिक है। (१०) नैमित्तिक भाव अस्व- 
भात्र भाव होनेसे हट जाया करता है । 

सिद्धान्त--(१) जीव ॒श्रज्ञानवश अपने रागद्वेषादि भावोंकी सृष्टि करता है। (२) 
जीव शुद्धात्मज्ञान होनेपर झपने ज्ञानमय परिणामकी सृष्टि करता है । 

हृष्टि--१- प्शुद्धनिश्वयनय (४७) । २- शुद्धनेश्वयनय (४६, ४धव) । 





सर्वविशुद्धज्ञानाधिकार ५४ 


वबहारभ।सिएण 3 परदव्य॑ मम भणंति अविदियत्था । 
जाणंति णिच्छयेण उ ण्‌ य मह परमाणुमिच्चमवि किंचि ॥३२४॥ 
जद कोवि एरो जंपह अह्म गामविसयणयररर॒ठं। 
ण य होंति तस्स ताशि उ भणह य मोहेश सो अप्पा ॥३२५॥ 
एमेव मिच्छदिरठी णाणी शिस्संसयं हवह एसो 
जो परदब्वं मम ३दि जाणंतो अप्पयं कणह ॥३२९६॥ 
तहा। गण मेत्ति णिच्चा दोह्ल|वि एयाण कत्तविवसायं । 
परदन्बे जाणंतो जा्णिज्जो दिट्‌ठिरहियाणं ॥३२७॥ 
व्यवहारवचन लेकर, मोही परद्रव्यको कहे मेरा । 
ज्ञानी निश्चय माने, मेरा श्रणुमात्र भो नहिं कुछ ॥३२४।। 
जैसे कोह कहे नर, ग्राम नगर देश राष्ट्र मेरा है । 
किन्तु नहों वे उसके, वह तो यों मोहसे कहता ॥३२४५॥ 
बसे हि परपदार्थों-को श्रपना जानि भ्रात्ममय करता । 
यह आत्मा भि मिथ्या-हृष्टी होता है निःसंशय ॥३२६।॥ 
सो लोकिक श्रमरणोंके, परमसें कतुं त्व मावकोी लखकर । 
परविविक्तके ज्ञानो, मिथ्याहृष्टो उन्हें कहते ॥३२७॥ 





नामसंज्ञ--ववहा रभासिय, उ, परदब्व, अम्ह, अविदियत्थ, णिच्छय, उ, ण, य, अम्ह, परमाणशुमि: 
जच, अवि, किचि, जह, क, वि, णर, अम्ह, गामविसयणयरद्व, ण, य, त, त, उ, य, मोह, त, अप्प, एमेव 








अब 


प्रयोग--संसारमूल अ्रमको छोड़कर मोक्षमूल शुद्धात्मतत्त्वके ज्ञान श्रद्धान ग्राचररणामें 
लगना ॥ ३२१-३२३ ॥ 

जो व्यवहारनयके वचनसे परद्रव्य मेरा है, ऐसे व्यवहारकों हो निश्चयस्वरूप मान 
लेते हैं, वे भज्ञानी है, ऐसा भ्रब॒ दृष्टान्त द्वारा कहते है--[अ्रविदितार्था:] जिन्होंने पदार्थका 
स्वरूप नहीं जाना है वे पुरुष [व्यबहारभाषितेन| व्यवहारके कहे हुए बचनोंके द्वारा [परद्रग्यं 
मम तु] परद्रव्य मेरा हे ऐसा [भरण्ंति] कहते है [तु] परन्तु ज्ञानी [निश्चयेन] निश्चयसे 
[परमाणामान्न श्रपि] परमाणु मात्र भी [किचित्‌ मत न च] कुछ मेरा नहीं है [जारंति] ऐसा 
जानते हैं। [यथा | जैसे [कोपि] कोई [नरः] पुरुष [अस्माकं| हमारा [ग्रामविषयनगरराष्ट्र ] 


2० समयसार 


व्यवहारभाषितेन तु परद्ब्य॑ मम भंण॑त्यविदितार्था:, जानेति निशचयेन तु न॑ व मम परमाणुमात्रमपि किचिंत्‌ । 
बथां को5पि नरो जल्पति अस्माक ग्रामविषयनगर राष्ट्र, न च भव॑ति तस्य तानि तु भणति च मोहेन स आत्मा । 
एबमेव मिथ्याहष्टिज्ञाती निस्संशय भवत्येषः। ये: परद्वव्य॑ ममेति जानप्नात्माक॑ करोति ॥३२६।॥॥ 
तस्मान्न मम इति ज्ञात्वा दयेषामप्येतेषां कतू व्यवसाय । परद्रव्ये जाननु जानीयाद दृष्टिरहितानां ॥३२७॥। 

ग्ज्ञानिन एवं व्यवहारवियूढ्ा परद्रव्यं ममेदमिति पश्यंति । ज्ञानिनस्तु निश्चयप्रति- 
बुद्धा: परद्रव्यकणिकामात्रमपि न ममेदमिति पश्यंति । ततो यथात्र लोके कश्चिदू व्यवहारति- 
मूढ: १रकीयग्रामवासी ममाय॑ ग्राम इति पश्यन्‌ मिथ्याहृष्टि:। तथा यदि ज्ञान्यपि कथंचिद्‌ व्यव- 
हारविमृढो भूत्वा परद्रव्यं ममेदमिति पश्येत्‌ तदा सो5पि निस्संशय परद्रव्यमात्मानं कुर्वाणों 


इ--नननननीनिपिननननन न +ननन-नायताक नि लच-निना नियम -बिननान नि -लननिनिनाी-फ॑तिीिननन भ>+-ब नमन नमननननीनम॑नी-पिीन१ना-+झ> ०+१.*:कननीनीननन नितिन नननगऋन>र+ ++.. 5 


मिच्छदिदि, णाणि, णिस्ससय, एत, ज, परदव्व, अम्ह, इदि, जाणत, अप्पय, त, ण, अम्ह, इत्ति, दु, वि, 
एत, कत्तविवसाय, परदव्व, जाणत, जाणिज्ज, दिद्टिरहिअ | धातुसंज्ध--भण कथने, जाण अवबोधने, जप 
व्यक्ताया वाचि, हो सत्ताया, हव सत्तायां, कुण कररोे । प्रातिपदिक--व्यवहारभाषित, तु, परद्रव्य, अस्मद्‌, 
अविदितार्थ, निश्चय, तु, न, च, अस्मद्‌, परमाणुमात्र, अपि, किचितूृ, यथा, किम, अपि, नर, अस्मद्‌, 
ग्राम है, देश है, नगर है व राष्ट्र है [जल्पति| इस प्रकार कहता है [तु तानि| किन्तु वे ग्राम 
ग्रादिक [तस्थ] उसके [न च भवंति] नही है [स प्रात्मा] वह भात्मा [मोहेन च भरपति] 
मोहसे मेरा, मेरा ऐसा कहता है। [एवमेब ] इसी तरह [यः ] जो ज्ञानी [परद्रव्यं मम इति| 
परद्रव्य मेरा है ऐसा [जानन्‌] जानता हुआ [ श्रात्मानं करोति] अपनेको परद्रव्यमय करता 
है [एब: |] वह [निःसंशयं | निःसंदेह [मिथ्याहृष्टि: मवति] मिथ्यादृष्टि होता है । [तस्मात्‌ ] 
इसलिये ज्ञानी [न मम्न इति ज्ञात्वा] परद्रव्य मेरा नही है ऐसा जानकर [ एतेषां दृध षासपि | 
इत दोनोके ही याने लौकिक जन तथा मुनियोंके [परद्रव्ये| परद्रव्यमें [कत व्यवसाय] कर्ता- 
पनके व्यापारकों [जानन] जानते हुए यह व्यवसाय [दृष्टिरहितानां] सम्यग्दर्शनस रहित 
पुरुषोंको [जानीयातू] जानना चाहिये श्रर्थात्‌ उन दोनोंको सम्यग्दर्शनरहित जानना चाहिये । 

तात्पये--जो परद्रव्यकोी अपना मानता है वह मिथ्याहृष्टि है । 

टीकार्थ--अज्ञानी जन ही व्यवहारमे विमूढ होते हुए परद्रव्य मेरा है ऐसा देखते है, 
किस्तु ज्ञानी जन निश्चयसे प्रतिबुद्ध होते हुए परद्रव्यकी कशिकामान्रको भी यह मेरा है ऐसा 
नही देखते । इसलिए जैसे इस लोकमें कोई दूसरेके ग्राममें रहने वाला व्यवहारविमृद पुरुष 
'यह मेरा ग्राम है? ऐसे देखता हुग्ना मिथ्याहृष्टि कहा जाता है, उसी प्रकार ज्ञानी भी किसी 
प्रकारसे व्यवहारमे विमूढ होकर 'यह परद्रव्य मेरा है” ऐसे देखे तो उस समय वह भी परद्रव्य 
को अपना करता हुआ मिथ्यादृष्टि ही होता है । भ्रतः तत्त्वको जानने वाला पुरुष 'सभी पर- 
परद्रव्य मेरा नही है! ऐसा जानकर “लौकिकजन और श्रमणजन इन दोनोके जो परद्रव्यमें 





संवेविशुधेजानाधिकार ५५१ 


मिथ्याहृश्रिव स्यात्‌ । प्रतस्तत्त्व॑ जानन्‌ पुरुष: सर्वमेव परद्रव्यं न॑ ममेति ज्ञात्वा लोकश्रमणानां 
दव्य षामपि योज्यं परद्रव्ये कतृ व्यवसाय: स तेषां सम्यग्दर्शनरहितत्वादेव भवति इति सुनिश्चित 
जानीयात्‌ ॥ एकस्य वस्तुन इहान्यतरेश साद्ध संबंध एवं सकलो$पि यतो निषिद्ध: । तत्कतृ 


ग्रामविषयनगरराष्ट्र, न, च, ततू, तत्‌, तु, च, मोह, तत्‌, आत्मन्‌, एवं, एवं, मिथ्याहृष्टि, ज्ञानिनू, निरस- 
शय, एतत्‌, यत्‌, परद्रव्य, अस्मद्‌, इति, जातन्तु, आत्मन्‌, ततू, न, अस्मद्‌, इति, द्वय, अपि, एततू, कतूं ब्य- 
वसाय, परद्रव्य, जानन्त्‌, इति, हष्टिरहित | मूलधघातु-भण शब्दार्थ:, ज्ञा अवबोधने, जल्प व्यक्ताया वाचि 
भ्वादि, भ्रू सत्ताया, इुकुअ करणे । पदविबरण--ववहा रभासिएण व्यवहारभापितेन-तृतीया एक०। उ 
तु-अव्यय । परदब्व परद्रत्य-प्रथमा एक० । मम-षष्ठी एक०। भणंति भणन्ति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष 
बहु० क्रिया । अविदियत्या अविदितार्था -प्रथमा बहु०। जाणति जानतन्ति-बतमान लट्‌ अन्य पुरुष बहु० । 
णिच्छयेण निशचयेव-तृतीया एक० । उ तु ण न य च-अव्यय । मह मम-परप्ठी एक० । परमाणुमिच्च पर- 
माणुमात्र-प्रथणमा एकवचन | अबि अपि-अव्यय । किचि किचित्‌ृ-अव्यय । जह यथा-अव्यय । को क.- 
प्रथमा एकवचन । वि अपि-अव्यय । णरो नर -प्रथमा एक० । जपइ जल्पति-वर्तमान लटू अन्य पुरुष 
एकवचन । अम्ह अस्माकं-पष्ठी बहु० । गामविसयणयररद्र गरमविषयनगरराप्ट्र-प्रथभा एक०।ण न य 
च-अव्यय । होति भवति-वर्तमान लट॒ अन्य पुरुष बहु०। तस्स तस्य-पप्ठी एक० । ताणि तानि-प्रथमा 








कर्तापनका निश्चय है वह उनके सम्यग्दर्शनके न होनेसे हो है,” ऐसा सुनिश्चित जाने । 
भावार्थ--ज्ञानी होकर भो यदि व्यवहारमोही हो, तो वह लोकिकजन हो या मुनिजन, दोनों 
श्रब इसी श्र्थंको कलशरूप काव्यमें कहते है-- एकस्य इत्यादि। श्र्थ--चकि इस 
जगतमे एक वस्तुका अन्य वस्तुके साथ सभी सम्बन्ध निषेधा गया है इस कारण जहाँ वस्तु 
भेद है वहाँ कर्ता-कर्ंकी घटना हो नहीं है | ग्रतः मुनिजन तथा लोकिकजन वस्तुके यथार्थ 
स्वरूपको भ्रकर्ता हो श्रद्धामें लाझो । 
7 अब अपने भावकर्मका कर्ता भ्रज्ञानसे चेतन ही है, ऐसा काव्यमें कहते हैं--पे तु 


इत्यादि । भ्रं--अ्हो, जो पुरुष वस्तुस्वभावके नियमको नहीं जानते श्लोर जिनका पुरुषार्थ 
रूप तेज भ्रज्ञानमें डूब गया है वे दीन होकर कर्मोको करते है । ग्रतः भाव कमंका कर्ता चेतन 


ही स्वयं है, अन्य नहीं है। भावाथं--प्रज्ञानी मिथ्याहृष्टि वस्तुके स्वरूपका नियम जानता 
नहीं है, भोर परद्रव्यका कर्ता बनता है, तब चूंकि वह स्वयं यों ग्रज्ञानहूप परिणमता है 
इस कारण प्पने भावकमंका कर्ता अज्ञानी ही है, भन्‍्य नही है । ऐसा निश्चित समभिये । 

प्रसंगविवरण--प्रनन्तरपूर्व गाथात्रिकमें यह निष्कपं प्रसिद्ध किया था कि आत्मतत्त्व 
का परद्रव्यके साथ कतू कर्मत्व श्रादि कोई सम्बन्ध नही है | भ्रब इन चार गाथाग्रोंमें बताया 
है कि परद्रव्योंका जो भ्न्यके साथ कतृ कमत्व स्वामित्व आदि कुछ भी सम्बन्ध मानते है वे 
मिथ्याहृष्टि है । 





४५२ समयसार 


करमंघटनास्ति न वस्तुभेदे पश्यंत्वकर्श मुनयश्च जनाश्च तत्त्व ॥२०१॥ ये तु स्वभावनियम 
कलयेंति नेममज्ञानमग्नमहसो बत ते बराका: । कुर्वन्ति कर्म तत एवं हि भावकर्म कर्ता स्वयं 
भवति चैतन एवं नान्‍्य: ॥२०२॥ ॥। ३२४-३२७ ॥ 

बहु० । भणइ भणति-प्रथमा एक० । मोहेण मोहेन-तृतीया ए० । सो सः-प्रथमा एकवचन। अप्पा आत्मा- 
प्र० एक० । एमेव एवमेव-अव्यय । मिच्चादिद्वी मिथ्याहष्टि:-प्र० एक० | णाणी ज्ञानी-प्र० ए० । णिस्स- 
सय॑ नि.सशय-क्रियाविशेषण यथा स्यात्तथा। हवइ भवति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० क्रिया । एसो 
एष:--प्रथमा एकवचन । जो यः-प्रथमा एक०। परदव्वं परद्रव्य-प्रथणा एक०। मम-षष्ठी एक०। इदि 
इति-अव्यय । जाणंतो जाननु-प्रथमा एक० । अप्पयं आत्मक-द्वितीया एकवचन । कुणइ करोति-वतंमान 
लट्‌ अन्य पुरुष एक० । तम्हा तस्मातु-पचमी एक० | ण न-अव्यय । मेत्ति मेति-अव्यय । णिच्चा ज्ञात्वा- 
असमाप्तिकी क्रिया । दोण्हं दृयेषा-षष्ठी बहु० | वि अपि-अव्यय । एयाण एतेषा-षष्ठी बहु० | कत्तविव- 
साय॑ कतृ व्यवसाय-द्वितीया बहुबचन। परदब्वे परद्रव्ये-सप्तमी एक०। जाणंतों जाननू-प्रथमा एक० | 
जाणिज्जो जानीयातू-विधिलिडः अन्य० एक० । दिद्विरहियाण दृष्टिरहिताना-षष्ठी बहु० ॥। ३२४-३२७॥ 


तथ्यप्रकाश-- (१) जो व्यवहारमें विमुग्ध है वे भ्रज्ञानी है । (२) भ्रज्ञानी ही परद्रव्य 
मेरा है ऐसा निरखते है । (३) ज्ञानी पुरुष तथ्य तत््वको जानते हुए भी व्यवस्थावश कभी 
बोलते हैं कि मकान मेरा है श्रादि सो वह व्यवहारभाषासे ही बोलते है। (४) निश्चयज्ञानी 
पुरुष परमाणुमात्र भी परद्रव्यको अपना नहीं निरखते । (५) लौकिक जनोंकों जो परकतृ त्व 
का निश्चय है वह मिथ्यात्व है । (६) लोकोत्तरिक (श्रमण) जनोंको भी जिनको परकतृ त्वका 
श्रद्धान है वे भी मिथ्याहृष्टि हैं। (७) एक द्रव्यका दूसरे द्रव्यके साथ कतु कमंत्व प्रादि सम्बंध 
निरखना सम्यक्‌ दर्शन नही है । (८) प्रत्येक द्रव्यकी शक्ति व परिणति स्वयं स्वयके भ्रपने ही 
प्रदेशोंमें परिसमाप्त है इस वस्तुस्वरूपको न जानने वाले कायर होकर विकल्प किया करते है । 

सिद्धान्त--( १) व्यवहारविमृढतामें स्वामित्वविषयक ग्रनेक उपचार बन जाते है। 
(२) निश्चयज्ञानमें मात्र स्व स्व उपादानकी दृष्टि होती है । 

हृष्टि-- १- संश्लिष्ट स्वजात्युपचरित व्यवहारसे परभोवतृत्व उपचरित श्रसदूभूत व्यव- 
हार तक ब परस्वामित्व असदूभूत व्यवहार (१२३, १२४, १२५, १२६, १२७, १२८, १२६९, 
१२६पझ्न, १२९ब, १२६स, १३५)। २- निश्चयनय (४४ से ४७प्र व ४€ब) । 

प्रयोग- प्रत्येक पदार्थकों स्वस्वप्रदेशपरिसमाप्त निरखकर निर्मोह रहना ॥३२४-३२५॥ 

झ्ब इस कथनकी युक्तिसे पृष्ट करते हैं कि जीवके जो मिथ्यात्वभाव होता है उसका 
निश्चयसे कर्ता कोन होता है ?--[यदि] यदि [मिथ्यात्वं प्रकृति:] मिथ्यात्वनामक मोहकर्म- 
को प्रकृति [प्रात्मानं] भ्रात्माको [मिथ्याहृष्टि] मिथ्यादृष्टि [करोति] करती है ऐसा माना 














सर्वविशुद्धज्ञानाधिकार ५४२ 


मिच्छत्त जह पयडी मिच्छाइड्टी करेह अप्पाणं। 
तद्या अचेदणा दे पयडी णणु कारगो पत्तो ॥३२८॥ 
अहवा एसो जीवो पुरगलदत्वस्स कुणइ मिच्छत्तं । 
तह्या पुग्गलदव्ब॑ मिच्छाइटठी ण पुण जीवो ॥३२६॥ 
अह जीवो एयडी तह पुर्णलद॒व्ब॑ कुणंति मिच्छत्त । 
तह्या दोहिं कदं त॑ दोण्णिवि भुउजन्ति तस्स फल ॥३३०॥ 
अह ण्‌ पयडी ण जीवो पृग्गलद॒व्ब॑ करेदि मिच्छत्तं । 
तहा पुग्गलदव्बं मिच्छत्तं तं तु ण. हु मिच्छा ॥३३१॥ 
मिथ्यात्व प्रकृति मिथ्या दृष्टो यदि श्रात्माको करता है । 
तो फिर प्रकृति अच्ेतन, ही कारक प्राप्त होवेगा ॥३२८॥ 
झ्रथवा यदि जीव करे, पुद्गलद्रध्यके सिथ्या प्रकृतिको । 
तो पुद्गल हो मिथ्या-दृष्टि हुआ किन्तु जीब नहीं ॥३२६॥ 
यदि जीव प्रकृति दोनों, हि पुद्गलके सिथ्यात्वको करते । 
तो दोनोंके द्वारा, कृत विधिका फल भें दोनों ॥३३०॥ 
यदि प्रकृति जीव दोनों, पुद्गल मिथ्यात्वको नहीं करते । 
पुद्गलद्रव्य मिथ्यात्व, है यह कहना बने मिथ्या ॥३३१॥ 
नामसंजश--मिच्छत्त, जदि, पयडि, मिच्छाइट्ठि, अप्प, ततू, अचेदण, ज, तुम्ह, पयडि, णणु, कारग, 
पत्त, अह॒बवा, एत, जीव, पुग्गलदव्ब, मिच्छत्त, त, पुग्गलद॒व्ब, मिच्छाइट्ठि, ण, पुण, जीव, अह, जीव, 
पयडि, तह, पुग्गलद॒व्ब, मिच्छत्त, त, दु, कद, त, दु, वि, त, फल, अह, ण, पयरडि, ण, जीव, पुग्गलदव्य, 


मिच्छत्त, त, पुग्गलद॒व्व, मिच्छत्त, त, तु, ण, हु, मिच्छा । धातुसंज्ञ--कर करणे, कुण करणे, भुंज भोगे । 
प्रातिपविक--मिथ्यात्व, यदि, प्रकृति, मिथ्याहृष्टि, आत्मन्‌, ततू, अचेतना, युष्मद्‌, प्रकृति, ननु, कारका, 








जाय [तस्मात्‌ ननु] तो अहो सांख्यमतानुयायी [ते अचेतना प्रकृतिः] तेरे मतमें प्रचेतन प्रकृति 
[कारका प्राप्ता] जीवके मिथ्यात्वभावको करने वाली हो पड़ी ? [अथवा] प्रथवा [एबं जीवः] 
यह जीव हो [पुद्गलद्रष्यस्प मिथ्यात्वं] पुदुगलद्रव्यके मिथ्यात्वकों [करोति] करता . है 
(तिस्मात्‌] ऐसा माना जाय तो ऐसा माननेसे [पुदगलद्रव्यं सिथ्याहष्टि:] पुदुगलद्वव्य मिथ्या- 
देष्टि हो पड़ा [न पुनः जीबः] जीव मिथ्यादृष्टि नहीं ठहरा ? [अथ] प्रथवा यदि [जोचः 
धया प्रकृतिः] जीव शोर प्रकृति दोनों [पुदुगलद्रब्य॑ | पुद्गलद्रव्यको [मिथ्यात्वं] मिथ्यात्वहूप 


४२४४ संमयत्तार 


मिध्यात्व यदि प्रकृतिमिथ्याहर्ष्टि करोत्यात्मानं । तस्मादचेतना ते प्रकृतिननु कारका प्रोप्ता' ॥३२५॥ 
अथवंष जीव: पुद्गलद्गव्यस्थ करोति मिथ्यात्व । तस्मात्पुद्गलद्बब्य मिथ्याहष्टिन पुनर्जीव: ॥३२६।॥॥ 
अथ जीव प्रकृतिस्तथा पुद्गलद्रव्यं कुवेन्ति मिथ्यात्व । तस्मादद्वाभ्या कृत तद्‌ द्वावषि भुजाते तस्य फल ॥ 
अथ न प्रकृतिर्न जीव पुद्गलद्रब्य करोति मिथ्यात्वं । तस्मात्पुद्गलद्रव्य मिध्यात्वं तत्तु न खलु मिथ्या ॥। 

जीव एवं मिथ्यात्वादिभावकमंण: कर्ता तस्याचेतनप्रकृतिकायंत्वेडचेतनत्वानुषंगात्‌ । 
स्वस्यैव जीवो मिथ्यात्वादिभावकर्मण: कर्ता जीवेन पुद्गलद्रव्यस्य मिथ्यात्वादिभावकर्मणि 


प्राप्ता, अथवा, एततू, जीव, पुद्गलद्रव्य, मिध्यात्व, ततू, पुद्यलद्रब्य, मिथ्याहृष्टि, न, पुनर्‌, जीव, अथ, 
जीव, प्रकृति, तथा, पुद्गलद्ब्य, मिथ्यात्व, तत्‌, द्वि, कृत, तत्‌, द्वि, अपि, तत्‌, फल, अथ, न, प्रकृति, न, 
जीव, पुद्गलद्रव्य, मिथ्यात्व, तत्‌, पुद्गलद्रव्य, मिथ्यात्व, ततू, तु, न, खलू, मिथ्या। मूलधातु - इक 
करणे, भुज पालनाभ्यवहारयों रुघादि। पदविवरण - मिच्छत मिथ्यात्व-प्रथमा एक० | जदि यदि- 
अव्यय । पयडी प्रकृति -प्रथमा एक० । मिच्छाइट्वी मिथ्या६प्टि-द्वितीया एक ० । करेइ करोति-वर्तमान लट्‌ 
अन्य पुरुष एकबचन । अप्पाण आत्मान-द्वि० एक० । तग्हा तस्मातू-पत्रमी एक०। अचेदणा अचेनना+- 
प्रथमा एकवचन । दे ते-पष्ठी एक० । पयडी प्रकृति -प्रथमा एक० । णरु ननु-अव्यय । कारगों कारका- 





[कुबन्ति ] करते है [तस्मात्‌] ऐसा माना जाय तो [द्वाभ्यां कृत॑ | दोनोंके द्वारा किया गया 
[तस्प तत्‌ फलं ] उसका वह फल [द्वावषि भ्रुज्जाते| दोनो ही भोग डाल | [अथ | प्रथवा 
यदि [पुद्गलद्रव्य मिथ्यात्व ] पुद्गलद्रव्यको मिथ्यात्वरूप [न प्रकृतिः न जोबः कुरुते | न तो 
प्रकृति करती है और न जीव करता है [तस्मात्‌] ऐसा माना जाय तो [पुद्गलद्रव्यं मिथ्यात्वं| 
पुद्गलद्गव्य ही स्वभावसे मिथ्यात्व भावरूप हुआ [तत्तु] सो ऐसा मानना [खलु] क्‍या 
[मिथ्या न] भूठ नही हैं ? इसलिये यह सिद्ध होता है कि ग्रशुद्धनिश्चयसे मिथ्यात्वनामक 
भावकमंका कर्ता भ्रज्ञानी जीव है । 
| तात्पर्य --मिथ्यात्वप्रकृतिका उदय तो निमित्तमात्र है और वहां मिथ्यात्वभावरूप 
जीव हो परिणमता है । ] 
टीकार्थ--जीव ही मिथ्यात्व ग्रादि भावकर्मका कर्ता है। यदि उसके श्रचेतन प्रकृति 
का कार्यपना माना जाय, तो उस भावकर्मकों भी ग्रचेतनपनेका प्रसंग झ्रा जायगा । जीव 
अपने ही मिथ्यात्व श्रादि भावकममंका कर्ता है। यदि जीवके द्वारा पुदुगलद्रव्यके मिथ्यात्व 
प्रादिक भावकर्म किया गया माना जाय तो पुदुगलद्रब्यके भी जेतनपनेका प्रसंग भरा जायगा । 
तथा जीव और प्रकृति दोनों ही मिथ्यात्व श्रादिक भावकर्मके कर्ता है, ऐसा भी नहीं है, 
क्योंकि फिर तो भ्रचेतन प्रकृतिको भो जीवकी तरह उसका फल भोगनेका प्रसंग झा जायगा । 
'तथा' जीव और प्रकृति ये दोनो अकर्ता हों ऐसा भी नहीं है, क्योकि यदि ये दोनों भ्रकर्ता हो 
तो पुद्गलद्रव्यके अपने स्वभावसे ही मिथ्यात्व आदि भावका प्रसंग ग्राता है। इससे 'यह 





सर्वविशुद्धनानाधिकार ५४५४५ 


क्रियमारों पुदुंगलद्गब्यस्य चेतनानुषंगात्‌ । न व जीवश्च प्रकृतिश्व॒मिथ्यात्वादिभावकर्मणो दी 
कर्तारो जीववबदचेतनायाः प्रकृतेरपि तत्फलभोगानुषंगात्‌ । न व जीवश्च प्रकृतिश्च मिथ्यात्वा- 
दिभावकमंणो द्वोवष्यकर्तारो, स्वभावत एवं पुदुगलद्गव्यस्य मिथ्यात्वादिभावानुषंगातू । ततों 
जीव: कर्ता स्वस्य कर्म कार्यमिति सिद्ध ॥ कार्य॑त्वादकृतं न कर्म न च तज्जीवप्रकृत्पोढ़यों रज्ञा- 





ए० । पुरगलद॒व्वस्स पुदुगलद्रव्यस्य-षपष्ठी एक० | कुणइ करोति-बतेमान लट्‌ अन्य पुरुष एकक्‍्चन क्रिया । 
मिच्छत्तं मिथ्यात्वं-द्वितीया एक० | तम्हा तस्मात्‌ृ-पच्रमी एक० । पुग्गलदव्ब पुदुगलद्रव्यं-प्रथमा एक० । 
मिच्छाइट्टी मिथ्याहष्टि -प्रथमा एकवचन । ण पुण न पुन:-अव्यय । जीवो जीव:-प्रथमा एक० | अह अथ- 








सिद्ध हुमा कि मिथ्यात्व श्रादि भावकर्मका कर्ता जीव है श्लौर भावकर्म उस जीवका कायें है । 

भावाथें---भावकमंका कर्ता जीव ही है, यह इन गाथावोमे सिद्ध किया है । परमार्थसे 
प्रन्य द्रव्य अन्य द्रव्यके भावका कर्ता होता हो नहीं है। इसलिये जो चेतनके भाव हैं उनका 
चेतन ही कर्ता होता है | इस जीवके श्रज्ञानसे जो मिथ्यात्व श्रादि भावरूप परिणाम हुए हैं 
वे चेतन है, जड़ नही है | शुद्धनयकोीं तुलनामें उनको चिदाभास भी कहते है । इसलिये चेत- 
नकमंका कर्ता चोतन ही होना परमार्थ है। प्रभेददृष्टिमे तो जीव शुद्ध चेतनामात्र है, परन्तु 
करमंके निमित्तसे जब परिणमन करता है तब उन विभाव परिणामोंसे युक्त होता है। उस 
समय परिणाम-परिणामीकी भेदट्ृष्टिमे अपने ग्रज्ञानभाव परिणामोंका कर्ता जीव ही है । भ्रभेद 
दृश्मिं तो कर्ता-कर्मभाव ही नहीं हैं, शुद्ध जेतनामात्र जीववस्तु है। इस प्रकार यहां यह सम- 
भना कि चेतनकर्मेका कर्ता लेतन ही है । 

प्रब इसी भ्रथंकों कलशरूप काव्यमें कहते है--कारयंत्वा इत्यादि । श्रथं---कार्यपना 
होनेसे कर्म भ्रकृत याने बिना किया नहीं होता | श्रौर ऐसा भी नहीं है कि वह भावकर्म जीव 
झौर प्रकृति इन दोनोंका किया हुआ हो, क्योंकि फिर तो जड़ प्रकृतिको भी उसको अपने 
कार्यका फल भोगनेका प्रसंग झ्राता है तथा भावकमम एक प्रकृतिका ही कार्य हो ऐसा भी नही 
है क्योंकि प्रकृति तो अदेतन है श्रोर भावकर्म चेतेन है। इस कारण इस भावकमंका कर्ता 
जीव ही है व यह भावकर्म जीवका ही कर्म है, क्योंकि भावकर्म चेतनसे ग्रन्वयरूप है। श्रौर 
पुदूगल ज्ञाता नहीं है इसलिये भावकर्म पुदूगलका नहीं है। भावार्थ--चेतनकमं चेतनके ही 
हो सकता है; पुदुगलके चेततक्म कैसे होगा ? 

ग्रब जो कोई भावकमंका भी कर्ता कर्मको ही मानते है उनको सममानेके लिये स्या- 
द्वादसे वस्तुकी मर्यादाका सूचनाका काव्य कहते हैं---कर्में इत्यादि । श्र्थं“-कोई आत्मघातक 


४२६ समंयसार 


या:प्रकृतेः स्वकार्यफलभुक्भावानुषंगात्कृति: । नैकस्या: प्रकृतेरचितच्चलसनाज्जीवो5स्य कर्ता ततो 
जीवस्यैव च॒ कर्म तच्चिदनुगं ज्ञाता न यत्पुदूगलः ॥२०३॥ कमेंब प्रवितक्‍ये कतु हतक: क्षिप्त्वा- 


अव्यय । जीवो जीव:-प्रथमा एक० । पयडी प्रक्ृति:-प्रथमा एक० । तह तथा-अव्यय । पुग्गलद॒व्ब मिच्छत्तं 
पुद्गलद्रव्य मिथ्यात्व-ह्वितीया एकवचन । कुणति कृवेन्ति-व्तमान लटू अन्य पुरुष बहु० क्रिया । तम्हा 
तस्मातृ-पंचमी एक० । दोहि द्वाभ्या-तृ० बहु० । कद कृत-प्रथमा एक०। त॑ तत्‌-प्रथमा एक०। दोण्णि 
प्र० बहु० । द्वौ-प्र० द्वि० । वि अपि-अव्यय । भुजंति-वतेमान अन्य पुरुष बहु० क्रिया | भुजाते-वर्तमान लट्‌ 
अन्य युरुष द्विवचन। तस्स तस्थ-षरष्ठी एक० । फल-द्वितीया एक० । अह ण अथ न-अव्यय । पयडी 





सर्वंथा एकान्तबादी कमंको ही कर्ता विचारकर आत्माके कतृ त्वको उड़ाकर 'यह प्रात्मा 
कथंचित्‌ करता है” ऐसी कहने वाली जिन-भगवानकी निर्वाध श्रतरूप वाणीको कोपित करते 
हैं याने जिनवाणीकी विराघना करते हैं ऐसे प्रात्मघातीको जिनकी कि बुद्धि तीब्र मोहसे मुद्रित 
हो गई है, उनके ज्ञानकी संशुद्धिके लिए स्याद्वादसे निर्वाधित वस्तुस्थिति कही जातो है । 

भावार्थ--जो सवंधा एकांतसे भावकमंका कर्ता कर्मको ही कहते है श्रोर श्रात्माको 
प्रकर्ता कहते है, वे भ्रात्माके स्वरूपके घातक हैं । जिनवाणी स्याद्वाद द्वारा वस्तुको निर्वाध 
कहतो है | वह वारी प्रात्माको कथंचित्‌ कर्ता कहती है सो उन स्वंथा एकांतवादियोंपर 
जिनवाणीका कोप है | उनकी बुद्धि मिथ्यात्वसे ढक रही है। उनके मिथ्यात्वके दूर करनेको 
ग्राचाय स्याद्वादसे जैसे वस्तुकी सिद्धि होती है वैसा अ्रब कहते हैं । 

प्रसंगविवरण-- अनन्तरपूर्व गाथाचतुष्कमे बताया गया था कि एक द्रव्यका दूसरे 
द्रव्यके साथ कुछ भी सम्बन्ध नही है, फिर कतृ कमभाव एकका दूसरेके साथ कैसे हो सकता 
है । भ्रब इस गाथाचतुष्कमें युक्तिपुरस्पतर कर्म श्रोर ग्रात्माका कतु कमंत्व निराकृत किया है। 

तथ्यप्रकाश-- १-प्रत्येक पदार्थ भ्रपनी श्रपनी ही परिणतिका कर्ता हुआ करता है । 
२-अ्रज्ञानी जीवकी परिणति मिथ्यात्व श्रादि भावकम है । ३- भिथ्याल्यादि भावकमंका कर्ता 
जीव है अ्रचेतन कर्म नहीं । ४- यदि ग्रचेतन मिथ्यात्वप्रकृति मिथ्यात्वादि भावकर्मकों कर दे 
तो भावकर्म जड़ हो जायगा । ५-जीव स्वके ही मिथ्यात्वादि भावकमंका कर्ता है। ६-यदि 
जीव मिथ्यात्वादि भावकमको पुद्गलके कर दे तो पुदुगलद्रव्यकों चेतन बन जाना पड़ेगा । 
६०-जीव व पुदूगल दोनों मिलकर मिथ्यात्वादि भावकर्म नही करते। ७- यदि भिथ्यात्वादि- 
भावकों जीवकी भांति पुदुगल भी करने लग जावे तो जीवकी तरह पुदुगलकों भी मिथ्यात्वादि 
फल भोगनेका प्रसंग भ्रा जावेगा | ८- यदि भिथ्यात्वादि भावकर्मका कर्ता जीव व पुदुगल 
किसीको भी न माना जाय त्तो मिथ्यात्वादि भावकर्म किसोके भी हो स्वभावसे हो बैठेंगें। 


सर्वविशुद्धभानाधिकार ५५७ 


त्मन: कतृ तां कर्तात्मैंष कथंचिदित्यचलिता कैश्बिछ ति: कोपिता । तेषामुद्धतमोहमुद्रितथियाँ 
बोधस्य संशुद्धये स्थाद्वादप्रतिबंधलब्बविजया वस्तुस्थिति: स्तुयते ॥२०४॥ ॥॥ ३३२८-३३ १॥। 





प्रकृति:-प्र० ए०। ण न-अव्यय । जीवो जीव -प्र ० ए०। पुग्गलदव्बं मिच्छतत पुद्गलद्गब्यं मिथ्यात्व॑-द्वि० 
ए०। करेदि करोति-वर्तमान लट अन्य पुरुष एकव्चन क्रिया। तम्हा तस्मात्‌-पंचभी एक० । पुग्गलद॒ब्यं 


मिच्छत्त पुद्गलद्वव्यं मिथ्यात्वं-प्र० ए० । त॑ं ततू-प्र० ए० । तु ण हु तुन खलु-अव्यय । मिच्छा मिथ्या- 
प्रथमा एकवचन ॥| ३२८-३३१ ॥ 


“-मिथ्यात्वादि भावकर्म जीवमें स्वभांवसे नही होते, किन्तु मिथ्यात्वादि प्रकृत्युदयक्रा निमित्त 
पाकर जीवमें होते । १०-मिथ्यात्वादि भावकर्म पुद्गलमे कभी संभव ही नही है । ११-शुद्ध- 
नयकी दृष्टिसे मिथ्यात्वादि भावकर्म चिदाभास हैं। १९-शभ्रशुद्धनिश्वयनयसे जोब मिथ्यात्वादि 
भावकमंका कर्ता है। १३- शुद्धनिश्वयनयसे जीव सम्यकक्‍त्वादि स्वभावभावका कर्ता है । 
१४- परमणुद्धनिश्चयनय ग्रथवा शुद्धनयकी हृष्टिसि जीव अकर्ता है। १५- मिथ्यात्वादि 
भावकमंका कर्ता पुद्गल नही है। १६-जीव तो अ्परिणामी हो श्रोर मिथ्यात्वादि प्रकृति हठ- 
पूर्वक जीवको मिथ्याहृष्टि श्रादि कर दे ऐसा वस्तुस्वभाव नहीं । १७-प्रकृति (कर्म) परिणमन- 
स्वभावी है और जीव भी परिशमनस्वभावी है। १८-जोव और कम दोनोके हो परिणमन- 
स्वभावी होनेपर उनमें परस्पर निमित्तनैमित्तिक संबंधकों व्यवस्था है तथा बंध मोक्षकी 
प्रक्रिया है। (१६) भिन्‍न पदार्थोमिं निमित्तनेमित्तिक सबंध हो सकता है । (२०) एक पदार्थ 
में कतृ कमंत्व है । 

सिद्धान्त--- १-जोव मिथ्यात्वादि भावकमंका कर्ता है। २-कमंप्रकरति मिथ्यात्वादि- 
भावकमंका कर्ता नही । ३-जीव ग्रकर्ता व श्रभोक्ता है । 

हेष्टि--१-अभ्रशुद्धनिश्वयनय (४७) । २-उपादान दृष्टि (४€ब) | ३-शुद्धनय (४६) । 

प्रयोग--अपनी भूलके कारण किये गये भावकरम्ंको अपनों सुधके बलसे दूर कर 
भ्रपने शुद्ध ज्ञानमान्न स्वरूपमें विहार करना ॥ ३२८-३३ १ ॥ 

झ्रब आत्माके कतृ त्व व अ्रकतृ त्वके सम्बन्धमें स्थाह्रादशासनका निर्शाय करते हैं--- 
[कमंभिस्तु] कर्मोके द्वारा [ श्ज्ञानी] जीव ग्रज्ञानी [क्रियते] किया जाता है [तर्थब] उसो 
प्रकार [कर्मंभि:] कर्मोके द्वारा जीव [ज्ञानो] ज्ञानी किया जाता है, जीव [कर्ममिः] कर्मोंके 
द्वारा [स्वाप्यते ] सुलाया जाता है [तथ्थंब] उसी प्रकार जोव [कमंभिः] कर्मोके द्वारा ही 
[जागर्यते | जगाया जाता है [कर्मनिः सुखोक्रियते) कर्मोके द्वारा जोब सुखो किया जाता 
है [तथैब] उसी प्रकार जीव [कर्मनिः दुःखोक्रियते| कर्मोके द्वारा दुःखो किया जाता है 
[च] [कर्मभिः सिथ्यात्वं नीयते] कर्मोके द्वारा सिथ्यात्वको प्राप्त कराया जाता है [चंब] 


श्ग्प समयसार 


कम्मेहिं दु अण्णाणी किजह णाणी तहेव कम्मेहि । 
कम्मेहिं सुवाविजह जग्गाविज्जह तहेव कम्मेहिं ॥३३२॥ 
कम्मेहिं सहाविज्जह दुक्खाविज्जह तहेव कम्मेहिं । 
कम्मेहिं य मिच्छत्तं णिजह णिज्जह थ्रसंजमं चेव ॥३३३॥ 
कम्मेहिं भमाडिज्जहइ उड़ढमहों चावि तिरियलोयं य । 
कमेम्हि चेव किज्जह सुहासुहं जत्तियं किंचि ॥३३४॥ 
जह्या कम्मं कुब्बह कम्म॑ देई हरत्ति जं किचि। 

तह उ सब्वजीवा अकारया हुति आवण्णा ॥३३४॥ 
पुरिसित्यियाहिलासी हत्थीकम्मं च पुरिसमहिलसह । 

एसा आयरियपरंपरागया एरिसी दु सुई ॥३३६॥ 
तह्ाा ण कोषि जीवों अबंभचारी उ अह्य उबए्से । 

जह्मा कम्मं चेव हि कम्मं अहिलसइ इृदि भणियं ॥३३७॥ 
जह्या धाएह परं परेण घाइजए य सा पयडी | 
एएगच्छेण किर भण्णइ परघायणामित्ति ॥३३८॥ 


््िजजलत+ततत+त+त+ 





नामसंज्ञ-कम्म, दु, अण्णाणि, णाणि, तहेव, मिच्छत्त, असंजम, चेव, उड्ढ, अहो, तिरियलोय, 
सुहासुह, जित्तिय, किचि, ततू, उ, सव्वजीव, अकारय, आवण्ण, पुरुसित्थियाहिलासि, इत्थीकम्म, च, 





तथा [ झ्संयमं नीयते ] प्रसंयमको प्राप्त कराया जाता है [कर्ममिः ऊध्य॑ चापि भ्रध: 
तियंग्लोक भ्राम्यते | जीव कर्मोंके द्वारा ऊध्वंलोक तथा ग्रधोलोक झौर तियंग्लोकमें श्रमाया 
जाता है [च कर्म: एब] झोर कमोके द्वारा ही [यत्किचित्‌ यावत्‌ शुमाशुमं क्रियते] जो 
कुछ शुभ अशुभ है वह किया जाता है । सो [य्स्मात्‌] चूंकि [इति यत्‌ किचित्‌ु]) इस 
प्रकार जो कुछ भी है उसे [कर्म करोति | कर्म ही करता है [कर्म ददाति] कर्म ही देता है 
[हरति] कम ही हरता है [तस्मात्तु] इस कारण [सर्वजीबा:] सभी जीव [अकारका प्रापन्नाः 
भवंति] ग्रकर्ता प्रसक्त होते हैं। [ईहशो एबा आचार्यपरंपरागता तु श्रुतिः] तथा ऐसो यह 
प्राचार्योकों परिपाटीसे आई हुई श्रुति है कि [पुरुष:] पुरुषवेदकर्म तो [स्व्यमिलाधी] स्त्रीका 
भ्रभिलाषी हैं [ज] श्रौर [स्त्रोकर्म ] स्त्रीवेदकर्म [पुरुष श्रभ्िलषषति] पुरुषकों चाहता है। 


स्वंविशुद्धज्ञानाधिकार ५५६ 


तह्या ण कोबि जीवो वधायशो अत्थि गह्म उबदेसे । 
' जह्या कम्मं चेव हि कम्मं धाएंदि इदि भणियं ॥३३६॥ 
एवं संखुबएसं जे उ परूतिति एरिसं समणा। 
तेसि पयडी कुब्वह अप्पा य अकारया सब्े ॥३००॥ 
अहवा मण्णसि मज्मं अप्पा अप्पाणमपणो कुणई । 
एसो मिच्छमहावो तुम्ह॑ एयं मुणंतस्स ॥३०१॥ 
' अप्या णिच्यो असंखिज्जपदेसो देसिश्ो उ समयम्हि । 
ण॒वि सो सकईइ तत्तो हीणो अहिश्यो य काउं जे ॥३०२॥ 
जीवस्स जीवरूवं वित्थददो जाण लोगमित्तं ख्‌ । 
तत्तो मो कि हीणो अ्रहिग्रो व कहं कुणह़ दब्यं ॥३०३॥ 
अह जाणओ 3 भावों णाणमसहावेण थत्यि इत्ति मयं । 
तहा ण॒वि अप्पा अपयं तु सयमषणो कुण३ ॥३००॥ 
कर्मोंसे प्रज्ञानो, किया जाता ज्ञानी भि कमंसे । 
कर्म सुला देते है, कर्म हि इसको जगा देते ॥३३२॥ 
कर्म सुखो करता है, दुखी भि होता तथंब कर्मोंसे । 
कर्म हि मिथ्यात्व तथा, असंयमन भावकों करता ॥३३३॥ 
'पुरिस, एत, आयर्यिपरपरागया, एरिसी, सुई, क, वि, जीव, अबभचारि, अम्ह, उबएस, जे, भणिय, पर, 
न, पयडि, एत, अच्छु, किर, परघातनाम, इत्ति, ततू, ण, क, वि, वधायअ, उवदेस, सखुबएस, ज, एरिस, 


समण, त, पयडि, अप्प, अकारय, सच्च, अहवा, अम्ह, मिच्छुसहाव, तुम्ह, एत, मुणत, णिच्च, असखिज्ज 
पदेस, देसिअ, उ, समय, णवि, त, तत्तों, हीण, अहिअ, य, ज, जीवरूव, वित्थरदों, लोगमित्त, खु, त, कि 


(तस्मात्‌]) इससे [कोषि जीव:| कोई भी जीव [श्रब्नह्मचारी न] भ्रब्रह्मचारी नहीं है 
[श्रत्माक तु उपदेश ] हमारे उपदेशमें तो ऐसा है [यस्मात्‌] कि [कर्म चैव हि] कर्म हो 
[कर्स भ्रभिलवति ] कर्को चाहता है [इति भरिणं] ऐसा कहा है। [यस्मात्‌] जिस 
कारण [सा प्रकृतिः:] वह प्रकृति ही [परं] दूसरेको [हंति] मारता है [च] ओर [परेश 
हन्यते | परके द्वारा मारा जाता है [एतेन अर्थेन] इसी श्रथंसे [परघधात नाम इति मष्यते] 
यह परघात नामक प्रकृति है यह कहा जाता है [तस्मात्‌| इस कारण | श्रस्माक उपदेशे | 


४६० समयसार 


कर्म अमाता रहता, ऊर्ध्य अधः सध्यलोकमें इसको । 

कर किया करता है, शुभ व भ्रद्युभ भाव भी सब कुछ ॥३ रे४॥ 
क्योंकि कर्म करता है, देता हरता है कर्म ही सब कुछ । 

इससे समस्त आत्मा, अकारक हि प्राप्त होते हैं ॥३२४५॥ 
पुरुषबेद नारीको, स्त्रीवेद भि कर्म पुरुषकों चाहे । 

यह है भ्राचार्यपरं-परागता श्रुति मी तत्साधक ॥३३६॥ 
अभिलाषा करता है, कमंको कर्म यह बताया जब । 

तब फिर जीव भि कोई, व्यभिचारी मो न हो सकता ॥३३७॥ 
सु कि प्रकृति ही परको, घाते परसे व घात उसका हो । 

इस हो काररा उसका, परघातप्रकृति नाम हुश्रा ॥३३८॥ 
इस काररणसे श्रात्मा, घातक नह है हमारे श्राशयसे । 

क्योंकि कमंको कर्म हि, घाता करता बताया है ॥३२३६९॥ 

ऐसे सांख्घाशयको, इस प्रकार श्रमश जो प्रकट करते । 

उनके प्रकृति हि कर्ता, भ्रात्मा होते श्रकारक सब ॥३४०॥। 
यदि मानो यह श्रात्मा, अपने आपका आप करता है । 

तो मान्यता तुम्हारी, है मिथ्यामावको यह सब ॥३४१॥ 

जीब शभ्रसंख्यप्रदेशी, नित्य बताया जिनेन्र शासनमें । 

उससे कमी न छोटा, न बड़ा भो किया जा सकता ॥३४२॥ 

“ऋहं, दव्व, अह, जाणअ, भाव, णाणसहाव, दत्ति, मय, अप्पय, सय, अप्प । घातुसंश--कर करणे, जग्ग 
निद्राक्षये, सुहाय सुखी करणे नामधातुप्रक्रिया, दुक्खाय दुखीकरणे नामधातुप्रक्रिया, ने प्रापणे, भम भ्रमणे, 
कर करणे, कुब्व करणे, दा दाने, हर हरणे, अहि लस इच्छाक्रीडनयों , घात हिसाया, प रूब घटनायां, 
मन्न अवबोधने, कुण करणे, सक्‍क सामथथ्यें, कर करणे, जाण अवबोधने, अस सत्तायां। प्रातिपविक--कर्मन्‌, 
हमारे उपदेशमें [कोषपि जीवः] कोई भी जोबव [उपधघातको नास्ति] उपघात करने वाला 
नहीं है [यस्मात्‌] क्योंकि [कर्म चंब हि| कम ही [कर्म हंतोति भण्तं ] कर्मंको घातता है 
ऐस। कहा है [एवं तु| इस तरह [थे श्रमणाः] जो कोई यति [ईहशं सांख्योपदेश प्ररूपयंति] 
ऐसे सांख्यमतका उपदेश निरूपण करते हैं [तेषां| उनके मतमें [प्रकृतिः] प्रकृति ही 
[करोति] करती है [चर सर्वे प्रात्मान:] शोर आत्मा सब [शअ्रकारकाः] भ्रकारक ही हैं, 
[अभबा | प्राचायें कहते है यदि [मन्यसे ] तू ऐसा मानेगा कि [सम आत्मा] मेरा भात्मा 





स्वेविशुद्धशानाधिकार २६९ 


जीवकफा जीवरूपक, विस्तुत लोकपरिमारणा तक जानो । 
उससे हीन था भ्रधिक, कैसे है कोइ कर सकता ॥।३४३॥ 
यवि ऐसा मानो यह, ज्ञायक निज ज्ञानभावसे है हो । 


तो सिद्ध हुआ प्रात्मा, अपनेको श्राप नह करता ॥३४४।॥ 
कर्मेभि: सुखायते दु.खायते तथव कर्मभि:। कर्मभिश्व मिथ्यात्व नीयते नीयतेडसंयमं चैव ॥ ३३३ ।॥। 
कर्मभिश्राम्यते ऊध्वंमधश्चापि तिर्यगूलोक च। कर्मभिश्चेव क्रियते शुभाशुभ यावरत्किचित्‌ ॥ ३३४ ॥। 
यस्मात्‌ कर्म करोति कर्म ददाति कर्म हरतीति यरत्किचित्‌ । तस्मात्तु सवंजीवा अकारका भवत्यापन्ना. ।। 
पुरुष: स्त्रयभिलापी स्त्रीकर्म च पुरुषममभिलषति । एषाचाय॑परंपरागतेहशी तु श्रुति: ॥ ३३६॥ 
तस्मान्न को5पि जीवो5ब्रह्म चारी त्वस्माकमुपदेशे । यस्मात्कर्म चेव हि कर्माभिलषतीति भणित ।। ३३७ ॥ 
यस्माद्धति पर परेण हन्यते व सा प्रकृति. । एतेनार्थेत किल भण्यते परघातनामेति ॥| ३३८॥ 
तस्मान्न को5पि जीव उपघातकोस्त्यस्माकमुपदेशे । यस्मात्कर्म चैव हि कर्म हतीति भणितं ॥ ३३६ ॥॥ 
एवं साख्योपदेश ये तु प्ररूपयती द॒र्श श्रमणा' । तेषां प्रकृति: करोत्यात्मानश्चाकारका. सर्वे ॥ ३४० ॥ 
अथवा मन्‍्यसे ममात्मात्मानमात्मन. करोति । एप भिथ्यास्वभावस्तवैतज्जानतः ।॥ ३४१॥ 
आत्मा नित्योथसंख्येयप्रदेशो दशितस्तु समये । नापि स शकयते ततो हीनो<धिकश्च कतु यत्‌ ॥ ३४२॥। 
जीवस्य जीवरूपं विस्तरतों जानीहि लोकमात्र खलु । तत. स कि हीनो5घिको वा कथ करोति द्रव्यं । ३४३॥। 
अथ ज्ञायकस्तु भावों ज्ञानस्वभावेन तिष्ठतीति मत । तस्मान्‍्नाप्यात्मात्मान तु स्वयमात्मन: करोति ॥३४४॥ 


कर्म वात्मानमज्ञानिनं करोति ज्ञानावरणाख्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्ते: | कर्मेव ज्ञानिनं 
करोति ज्ञानावरणाख्यकर्मक्षयोपशममंतरेण तदनुपपत्ते: । कर्मेव स्वापयति निद्वाख्यकर्मोदयमंत- 





तु, अज्ञानिनु, ज्ञानिनु, तथा, एवं, च, मिथ्यात्व, असंयम, ऊध्वं, अध:, तिर्यंग्लोक, शुभाशुभ, यावत्‌, 
किचितू, यत्‌, तत्‌, सर्वेजीव, अकारक, आपक्न, पुरुष, स्व्यभिलाषिनु, स्त्रीकर्मन्‌, पुरुष, एतत्‌, आचार्यपर- 
म्परागता, ईहशी, श्रुति, तत्‌, न, किस, अपि, जीव, अब्रह्मचारिन्‌, तु, अस्मद्‌, उपदेश, यत्‌, भणित, पर, 
तत्‌, प्रकृति, एतत्‌, अर्थ, किल, परघातनामन्‌, इति, उपघातक, साख्योपदेश, यत्‌, ईहश, श्रमण, ततू, 
प्रकृति, आत्मन्‌, च, अकारक, सर्व, अथवा, अस्मद्‌, आत्मन्‌, एततू, मिथ्यास्वभाव, युष्मद्‌, एतत्‌, जानतु, 
आत्मन, नित्य, असंख्येयप्रदेश, दशित, तु, समय, न, अपि, तत्‌, ततः, हीन, अधिक, जीवरूप, विस्तरत:, 





[आात्मन: ] अपने [श्रात्मानं] प्रात्माको [करोति] करता है, ऐसा कर्तापनका पक्ष मानो तो 
[तज्जानतः ] ऐसे जानते हुए [तबैब] तेरा [एबः] यह [मिध्यास्वभावः तु] मिथ्यास्वभाव 
है [यत] क्‍योंकि [समये] सिद्धान्तमें [आ्रात्मा[ प्रात्मा [नित्यः] नित्य [अ्रसंख्येयप्रदेश: 
पसंख्यातप्रदेशी [दशितः] कहा गया है [ततः] उससे [सः| वह [हीनः थ अधिकः कतु ] हीन 
झ्रौर अधिक किया जानेके लिये [नापि शक्‍्यते] शत्रय नही है [ब्स्तिरतः:] श्रौर विस्तार 
ग्रपेक्षास भी [जीवस्य जीवरूपं |] जीवका जीवरूप [खलु| निश्चयतः [लोकमाजत्न ] लोकमात्र 
[जानीहिं] जानो [ततः] उस णरिमाएसे [कि] क्‍या [सः| वह [हीनोईघिकः वा] होन 





४६९२ समयसार 


रेण तदनुपपत्ते: । कमेंव जागरयति निद्राख्यकर्मक्षयोपशममंतरेग तदनुतपत्ते: । कमेंव सुखयति 
सद्देदाख्यकर्मोदयमंतरेव तदनुपपत्तेः । कर्मेंव दुःखयति भसद्देदाख्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्ते: । 
कर्मेव मिथ्याहृष्टि करोति मिथ्यात्वकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः॥ कर्मेंवासंयतं करोति चारिश्र- 
मोहाख्यकर्मोदय मंतरेण तदनुपपत्ते: । कमेंबोद्ध वधिस्तियंग्लोक॑ अ्रमयति आझानुपृव्यख्यिकर्मोदयमं- 
तरेश तदनुपपत्ते: । श्रपरमपि यद्यावत्किचिच्छुमाशुभभेद॑ तत्तावत्सकलमपि कमेंव करोति प्रश- 
स्ताप्रशस्तरागाख्यकमोंदयमंतरेण तदनुपपत्तें: । यत एवं समस्तमपि स्वतंत्र कर्म करोति कर्म 








लोकमात्र, खलु, ततः, कथ, द्रव्य, अथ, ज्ञायक, भाव, ज्ञानस्वभाव, इति, मत तत्‌, न, अपि, आत्मन्‌, तु, 
स्वयं, आत्मन्‌ | मूलधातु- डकृआ करणे, शीड स्वप्ने अदादि, जाग निद्राक्षये, सुखाय सुखीकरणे, नाम- 
धातुप्रक्रिया, दुःखाय दुखीकरणे नामधातुप्रक्रिया, णीज्न प्रापण, भ्रमु अनवस्थाने दिवादि, भ्रमु चलने 
भ्वादि, डुदात्न्‌ दाने जुहोत्यादि, हञ्र्‌ हरणे भ्वादि, अभि लस इलेपनत्रीडनयो' भ्वादि, हन हिसायां अदादि, 
प्र रूप रूपक्रियाया, मन ज्ञाने दिवादि, शक्ल शक्तौ स्वादि, ज्ञा अवबोधने क्र्यादि, अस भुवि । पदविवरण- 
कम्मेहि कर्मभि:-तृतीया बहु०। तु तह तथा एव य च अवि अपि जित्तिय यावत्‌ किचि किचित्‌ इत्ति 
इति उतु ण न वि अपि हि इदि इति किर किल तत्तो तत -अव्यय । अण्णाणी अज्ञानी-प्रथमा एक० । 
किज्जइ क्रियते-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० भावकम्मप्रक्रिया । णाणी ज्ञानी-प्रथमा एक० । सुवाविज्जइ 
स्वाप्यते-व्तमान लट्‌ अन्य पुरुष णिजन्त भावकर्मप्रक्रिया। जग्गाविज्जइ जागर्यते-वर्तमान लटू अन्य 


नल +त++न२५-+>>जन-नकल नल त नकल >बक्‍+-अि जज » अत न अंजलि 55. ४ अल त-+- आलम 


तथा अधिक हो सकता है ? [द्रव्यं|] तब किर प्रात्मा द्रव्यको [कर्थ करोति| कंसे कर सकता 
है ? [भअ्थ] प्रथवा [इति मतं] ऐसा माना जाय कि [ज्ञायकः भावः तु] ज्ञायक भाव तो 
[जश्ञानस्वभावेन | ज्ञानस्वभावसे [तिप्ठति] तिष्ठता है [तु] तो [तस्मात्‌] उसी हेतुसे सिद्ध 
हुआ कि [आत्मा] भ्रात्मा [ प्रात्मनः आत्मानं ] अपने आपको [स्वयं नापि करोति] स्वय॑ 
कुछ भी नही करता । 


तात्पर्यं--कर्तापन साधनेको विवक्षा पलटकर जो पक्ष कहा था सो नहों बना । यदि 
करमंका कर्ता कर्मको ही माने तो स्याद्वादसे विरोध हो जायेगा, इसलिए कथंचित्‌ ग्ज्ञान 
प्रवस्थामें प्रथने अज्ञान भावरूप कमंका कर्ता माननेमें स्थाद्वादसे विरोध नही है । 


टोकार्थ-- पूर्वपक्ष--कर्म ही आश्रात्माको अज्ञानी करता है; क्‍योंकि ज्ञानावरण 
कर्मके उदयके बिना श्रज्ञानकी अ्रनुपपत्ति है। कर्म ही ग्रात्माको ज्ञानी करता है, क्योंकि 
ज्ञानाबरण कममंके क्षयोपशमके बिना ज्ञानकी अनुपपत्ति है। कर्म हो आात्माको सुलाता 
है, क्योंकि निद्रानामक कमंके उदयके बिना निद्राकी गअनुपपत्ति है। कर्म ही प्रात्माको 
जगाता है; क्‍योंकि निद्रानामक कर्मके क्षयोपशमके बिना जगानेकी श्रनुपपत्ति है । 


स्वविशुद्धानाधिकार ५६रे 


ददाति कर्म हरति च ततः सब एवं जीवाः नित्यमेवैकांतेनाकर्तार एवेति निश्चिनुमः: किच--- 
श्रुतिरप्येनमर्थमाह, पुंवेदास्यं कर्म स्त्रियमभिलषति स्त्रोवेदाख्यं कर्म पुमांसमभिलषति इति 
वाक्येन कमेंण एवं कर्माभिलाषकतु त्वसमर्थनेन जीवस्थाब्रह्मकत त्वासमर्थनेन च जीवस्याब्रहा- 
कतृ त्वप्रतिषेधात्‌ू । तथा यत्परं हंति, येन च॑ परेण हन्यते तत्परघातकमेंति वाक्येन कमरा 
एवं कमंघातकत्‌ त्वसमर्थनेन जीवस्य घातकतु त्वप्रतिषेघाच्च सर्वथैवाकत्‌ त्वज्ञापनात्‌ । एवमी- 
हृशं सांड्यसमयं स्वप्रज्ञापराघेन सूत्रार्थभबुध्यमाना: केचिच्छुमणाभासाः प्रूपयंति तेषां प्रकृतेरे- 
कांतेन कत्‌ त्वाभ्युपगमेन सर्वेषामेव जीवानामेकांतेनाकतु त्वापत्ते:--जीव: कर्तेति श्रुतेः कोपो 


पुरुष एकवचन भावकमंप्रक्रिया , सुहाविज्जइ सुखायते दुकखाविजुजद दुःखायते-वर्तमान० अन्य० एक० 
नामधातु भावकमसंप्रक्रिया । णिज्जइ नीयते-वर्तमान० अन्य० एक० क्रिया । भमाडिज्जइ अ्राम्यते-वर्तमान 
अन्य० एक० भावकर्मप्रक्रिया । उड्ढं ऊर्ध्व अहो अध:-अव्यय । तिरियलोय तियग्लोक, किहझ्जइ क्रियते- 
वर्तमान ० अन्य० एक० भावकरमंप्र क्रिया । सुहासुह शुभाशुभ-प्र ० एक० कर्मवाच्य कर्म । जम्हा यस्मात्‌- 
पंचमी एक० । कम्मं॑ कर्म-प्र० एक०। कुव्बइ करोति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन क्रिया । हरइ 
हरति-वर्तमान लट अन्य पुरुष एक०। ज यत्‌-प्रथमा एक०। तम्हा तस्मातू-पचरमी एक० । सव्वजीवा 
सवंजीवा:-प्र० बहु० । अकारया अकारका-प्र० बहु० । हुंति भवन्ति-व्तमान लट्‌ अन्य पुरुष बहुवचन 
क्रिया । आवण्णा आपन्ना.-भ्रथमा बहु० । पुरिसित्थयाहिलासी पुरुष स्त्यभिलाषी-प्रथमा एक० । स्त्रीकर्मे- 
प्र० ए० । पुरिस-द्वि० ए०। एसा एषा-प्र ० ए० । आयरियपरंपरागया आचार्यपरम्परागता एरिसी ईहशी 








ज+यणणययणययल्‍ल 


कर्म ही आत्माकों सुखी करता है, क्योकि सातावेदनीयकर्मके उदयके बिना सुखकी अनुपपत्ति 
है । कर्म ही आात्माको दुःखी करता है क्योकि अ्रसातावेदनीयकर्मके उदयके बिना दुश्खकी 
ग्रनुपपत्ति है । कर्म हो आत्माको मिथ्याहृष्टि करता है, क्योकि मिथ्यात्व कर्मके उदयके बिना 
मिथ्यात्वकी ग्रनुपपत्ति है। कम ही आात्माको असंयमी करता है, क्योकि चारित्रमोहकमंके 
उदयके बिना श्रसंयमकी श्रनुपपत्ति है। कर्म ही ग्रात्माको ऊध्वंलोकमे, प्रधोलोकमें श्रौर तिर्य॑- 
' ब्लोकमें भ्रमाता है, बयोंकि आ्रानुपर्वीनामकर्मके उदयके बिना अ्मणकी अनुपपत्ति है। प्रन्य 
जो भी कुछ शुभ अशुभ है, उन सबको कम ही करता है; क्योंकि प्रशस्त भ्रप्रशस्त रागनामक 
कर्मके उदयके बिना उस शुभ अशुभकी ग्रनुपपत्ति है। इस प्रकार सब ही को स्वतन्त्र होकर 
कम ही करता है, कम हो देता है, कम ही हरता है, इसलिये हम ऐसा निश्चय करते है कि 
सभी जीव नित्य एकांतसे श्रकर्ता ही हैं। श्रौर क्या--शास्त्र भी इसी श्रभिप्रायका समथथ॑न 
करता है । क्‍योंकि पुवेदकर्म सन्नोकी और स्त्रीवेदकर्म पुरुषको भ्रभिलाषा करता है, इस वाबय 
से कर्मकी ही भ्रभिलाषारूप कर्मके कतृ त्वके समर्थन द्वारा जीवके श्रब्रह्यका समर्थन न होनेसे 
जीवको भ्रब्रह्मका कतृ त्व सिद्ध नही होता । तथा जो दूसरेको मारता है और दूसरेसे मारा 


१६४ समयसार 


दुःशक्यः परिहतु' । यस्तु कर्म झ्रात्मनोउज्ञानादिसवेभाव/न्‌ पर्यायरूपान्‌ करोति आत्मा त्वात्मा- 
नमेवैक द्रव्यरूपं करोति ततो जीव: कर्तेति श्रुतिकोपो न भवतोःत्यभिप्रायः स मिथ्यैव । जीवों 
हि द्रव्यरूपेण तावन्नित्योड्संख्येयप्रदेशो लोकपरिमाणाश्च | ततन्र न तावन्नित्यस्य कार्येत्वमुपपन्न 


सुई श्रुति:-प्र० ए० | को क -प्र० ए० । जीवो जीव. अबभचारी अकव्नद्माचारी-प्र« ए० | अम्ह अस्माकं- 
षष्टी बहु० | उवएसे उपदेशे-सप्तमी एक० । अहिलसइ अभिलषति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एक क्रिया । 
भणियं भणित-प्रथमा एकवचन । घाएइ हंति-वर्तमान० अन्य० एक० क्रिया | पर-हद्धि० एक० । परेण-तृ० 
एक० । घाइज्जए हन्यते-वर्तमान० अन्य० एक० भावकमंप्रक्रिया । सा पयडी सा प्रकृति -प्रथमा एक० । 





जाता है वह परघातकमं है, इस वाक्यसे कर्मको हो कमंके घातका कतृ त्व होनेके समर्थ॑त्र द्वारा 
जीवके घातकतृ त्वका निषेध होनेसे जीवके सबंथा श्रकर्त॒ त्वका ही समर्थन होता है । इस प्रकार 
कुछ श्रमणाभास अपने बुद्धिदोषसे प्रागमके श्रभिप्रायको बिना हो समझे सांख्यमतका श्रनुसरण 
करते है । उनके इस तरह प्रकृतिको एकान्ततः कर्ता मान लेनेसे सब ही जीव एकान्तसे श्रकर्ता 
सिद्ध हो जाते है । तब “जीव कर्ता है? श्रुतिका यह कोप दूर करना दुःशक्य हो जाता है। 
झोर कर्म ग्रात्माके पर्यायरूप अज्ञानादि भावोंकों करता है और प्रात्मा द्रव्यरूप केवल प्रात्मा 
को ही करता है इस तरह ग्रागमकी विरुद्धता न होगी, ऐसा जो आशय है वह मिथ्या ही है । 
बयोंकि जीव द्रव्यरूपसे नित्य, असंख्यातप्रदेशी श्रौर लोकके बराबर है, झ्रतः जो नित्य होता है 
वह कार्य नहीं हो सकता, क्योकि कृतकत्व और नित्यत्वमें परस्पर विरोध है । यहाँ यह 
कहना भी ठीक नही कि ग्रवस्थित और ग्रसंख्यातप्रदेशी ग्ात्माके पुदगल स्कंधकी तरह 
प्रदेशोंके बिछुडने मिलनेसे कार्यंत्व सिद्ध हो जायेगा, क्योकि प्रदेशोके बिछुडने मिलनेसे उसमे 
एकत्व नही रह सकता । ओर सम्पूर्ण लोक भवनके बराबर विस्तार वाला आत्मा जब अपने 
नियत (छोटे बड़े) शरीरोंको धारण करता है तब गआत्मप्रदेशोंमे संकोच बिस्तार होनेके 
कारण उसमे कार्यत्व सिद्ध हो जायगा' यह कथन भी ठीक नहीं है, क्योकि संकोच विस्तार 
होनेपर भी सूखो गीली प्रवस्थामें प्रपने हो परिमाणके श्रन्दर रहने वाले चमड़ेकी तरह आत्मा 
को भ्रपने निश्चित विस्तारसे हीनाधिक नहीं किया जा सकता। और चंकि वस्तुस्वभावकों 
मिटाया नहीं जा सकता इसलिए ग्रात्माका ज्ञायकभाव सदा ज्ञान स्वभावसे हो रहता है ग्लौर 
जब वह ज्ञानस्वभावसे रहता है तब ज्ञायकता और कतृता दोनोमें परस्पर विरोध होनेसे 
बह मिथ्यात्वादि भावोंका कर्ता नहीं हो सकता परन्तु मिथ्यात्वादि भाव होते श्रवश्य हैं इस 
लिये कर्म हो उनका कर्ता कहा जाता है ऐसा कथन केवल संस्कारके आधीन होकर ही किया 
जा सकता है । इससे तो 'ग्रात्मा आत्माको करता है! इस मान्यताका पूर्णतया खण्डन हो 


सर्वविशुद्धज्षानाधिकार ५६५ 


कृतकत्बनित्यत्वयोरेकल्वविरोधात्‌ । न चावस्थिताउसंख्येयप्रदेशस्यैकस्प पुदुगलस्कंधस्येव प्रदेश- 
प्रक्तेपणाकर्षणद्वारेशापि तस्य कार्यत्वं प्रदेशप्रजेपणाकर्षणो सति तस्यैकत्वव्याघातात्‌ । न चाषि 
सकललोकवास्तुविस्तारपरिमितनियतनिजाभोगसंग्रहस्य प्रदेशसंकोचनविकाशनद्वरेण तस्य कार्य- 
त्वं, प्रदेशसंकोचविकाशयो रपि शुष्काद्चमंवर्प्रतिनियतनिजविस्ताराद्धीनाधिकस्य तस्य कर्त्‌ मश स्य- 





एएणअच्छेण एतेनअर्थेव-तृ० एक० । भण्णइ भण्यत्ते-वर्तमान० अन्य० एक० भावकर्मप्रक्रिया । परघायणाम 
परघातनाम बधायओ उपधातकः:-प्र ० एक०। अत्थि अस्ति-ब० अ० ए० क्रिया। घाएदि हति-व० अ० 
ए० किया । सखुवएस साख्योपदेश-द्वितीया एक० । परूरविति प्रूपयन्ति-ब० अ० बहु० क्रिया। एरिसं 
ईहश-द्वि० ए० । समणा श्रमणा.-प्र० बहु० । तेसि तेषा-पष्ठी बहु० । पयडी प्रकृति'-प्र ० ए० । कुव्बइ 
होता है । इस कारण सामान्यकी अपेक्षासे ज्ञानस्वभावमे स्थित होकर भी ज्ञायकभाव जब 
कर्मोसे उत्पन्न मिथ्यात्वादि भावोका ज्ञान करता है तब ग्रनादिकालसे ज्ञेय ज्ञानका भेद न 
समभनेके कारणा परपदार्थकों अपना मानने लगता है सो विशेषको गपेक्षासे ग्रज्ञानमयी परि* 
णामोक़े करनेके कारण उसका कर्ता मानना चाहिए। वह भो तब तक, जब तक कि इसे 
प्रकट भेदज्ञानकी पूर्णाता न हो, पूर्णता हो जानेपर जब वह ग्रात्माकों ही ग्रात्मा जानने 
लगता है, तब इस विशेषको गअपेक्षासे ज्ञानमयी ज्ञानपरिणामोंसे परिणमन करता है, उस 
समय मात्र ज्ञाता होनेसे वह साक्षात्‌ ग्रकर्ता रहता है । 
भावार्थ - कितने ही ज॑न श्रमण भी स्याद्वादवाणीको अच्छे प्रकार न समभनेके कारण 
सवंथा एकांतका ग्रभिप्राय करते है, और विवक्षाकी बदलकर यह कहते हैं कि 'श्रात्मा तो 
भावकर्मका अकर्ता ही है” कम प्रकृतिका उदय हो शरीर व भावकमेंको करता है। ऐसा 
स्वथा एकान्तको मानने वाले उन सुनियोंपर जिनवाणोका कोप ग्रवश्य होता है, क्योंकि 
जिनवाणीका कथन है कि प्रत्येक सत्‌ ग्रपना परिणमत करता रहता है, आ्रात्मा भी अपना 
परिणमन करता है। जिनवाणीके कोपके भयसे यदि वे विवक्षाकों बदलकर ऐसा कहें कि 
भावकमंका कर्ता कर्म है और अपने आत्माका कर्ता श्रात्मा है, इस प्रकार हम भ्रात्माको 
कथचित्‌ कर्ता कहते है, इसलिए वाणीको विशाधना नहीं होती, तो उनका ऐसा कहना भिथ्या 
ही है । आत्मा द्रव्यसे नित्य है, प्रसंख्यातप्रदेशी है, लोकपरिमाण है, इसलिए उसमें तो 
कुछ नवीन करना नही है। इसलिए आत्माके कतृ त्व और अकतृ त्वको विवक्षाकों यथार्थ 
मानना ही स्याद्वादको यथार्थ मानना है' आत्माके कतृ त्व श्र अ्कतृ त्वके सबंधमें सत्याथे 
स्थाद्वाद प्ररूपणा इस प्रकार है। आत्मा सामान्य ग्पेक्षासे तो ज्ञानस्वभावमें ही स्थित है, 
परंतु मिथ्यात्वादि भावोंकों जानते समय श्रनादिकालसे ज्ञेय और ज्ञानके भेदविज्ञानके प्रभाव 


४१६६ समयसार 


तस्वात्‌ । यस्तु वस्तुस्व भावस्य सवंथापोदु मशक्‍्यत्वात्‌ ज्ञायको भावों ज्ञानस्वभावेन सवंदेव तिष्ठति, 
तथा तत्तष्टश्च ज्ञायककतृ त्वयोरत्यंतविरुद्धत्वान्मिथ्यात्वादिभावानां न कर्ता भवति । भवंति च॑ 
मिथ्यात्वादिभावा: ततस्तेषां कमेंव कर्तु प्ररूप्यत इति वासनोन्मेष: स तु नितरामात्मा$ःत्मानं 
करोतोत्यभ्युपगममुपहंत्येव ततो ज्ञायकस्य भावस्य सामान्यापेक्षया ज्ञानस्वभावावस्थितत्वेडपि 
कमंजानां मिथ्यात्वादिभावानां ज्ञानसमये5नादिश्ञेयज्ञानभेदविज्ञानशुन्यत्वात्‌ परमात्मेति जानतो 











करोति-ब० अ० ए० । अप्पा अकारया सब्बे आत्मान: अकारकाः सर्वे-प्र० बहु० । मण्णसि मन्यसे-व्ते- 
मान० मध्यम० एक० । मज्क्क मम-षष्ठी एक०। अप्पा आत्मा-प्र० ए०। अप्पाण आत्मानं-द्वि० एक०। 





के कारण ज्ञेयरूप भिथ्यात्वादि भावोंको प्रात्माके रूपमें जानता है इस प्रकार विशेष श्रपेक्षासे 
अ्रज्ञानरूप ज्ञानपरिणामको करनेसे कर्ता है, और जब भेदविज्ञान होनेसे प्रात्माको ही प्ात्माके 
रूपमें जानता है, तब विशेष श्रपेक्षासे भी ज्ञानरूप परिणाममें ही परिणमित होता हुआ मात्र 
ज्ञाता रहनेसे ज्ञानी साक्ष|त्‌ भ्रकर्ता है । 

भ्रब इसी भश्रथंको कलशहूप काव्यमें कहते है--मां कर्तार इत्यादि । श्रर्थ-- भ्रहँतके 
प्रनुयायी ये जैन भी भ्रात्माको, सांख्यमतियोंकी तरह सवंथा अ्रकर्ता मत मानो, भेदज्ञान होने 
से पहिले उसे सदा कर्ता मानो श्रौर भेदज्ञान होनेसे पश्चात्‌ उद्धत ज्ञानधाममें निश्चित इस 
स्वयं प्रत्यक्ष आत्माको ग्रकर्ता, अचल श्रोर एक परम ज्ञाता ही देखो । भावार्थ--सांख्यमता- 
वलम्बी पुरुषको एकांतसे ग्रकर्ता, शुद्ध, उदासीन, चेतन्यमात्र मानते हैं । ऐसा माननेसे पुरुष 
को संसारके भ्रभावका प्रसंग श्राता है, और यदि प्रकृतिको संसार माना जाय तो प्रकृति तो 
जड़ है, उसके सुख-दु.ख श्रादिका संवेदन नही है, इसलिये प्रकृतिको संसार कंसा इत्यादि दोष 
एकान्तमान्यतामें श्राते है। क्योकि वस्तुका स्वरूप सर्वथा एकांत नहीं है। इस कारण वे 
स्वेया नित्येकान्तवादी मिथ्याहृष्टि है। उसी तरह जो जैन भी ऐसा मानते है तो वे भी 
मिथ्यादृष्टि होते हैं। इसलिये श्राचार्य यहां उपदेश करते है कि सांख्यमतियोंकों तरह जैन 
प्रात्माको स्वंधा प्रकर्ता मत मानो । जहां तक स्व और परका भेदविज्ञान न हो तब तक तो 
रागादिकका अपने चेतनरूप भावकर्मोका कर्ता मानो, भेदविज्ञान हुए पश्चात्‌ शुद्ध विज्ञाधन 
समस्त कर्तापनके भावसे रहित एक ज्ञाता ही मानो | इस तरह एक ही ग्रात्मामें कर्ता भ्रकर्ता 
दोनों भाव विवक्षाके वशसे सिद्ध होते हैं । यह स्पाद्वाद मत है तथा वस्तुस्वभाव भो ऐसा ही 
है, कल्पना नहीं है। ऐसा माननेसे पुरुषके संसार मोक्ष श्राविकी सिद्धि होती है। सर्वेधा 
एकांत माननेमें निश्चय व्यवहार सबका लोप हो जाता है । 

प्रब क्षशिकवादका स्वथा एकांत माननेमें दूषण दिखलाते हैं तथा स्यथाद्वादसे जिस 











सब॑विशुद्धजानाधिकार ५६७ 


विशेषापेक्षया त्वज्ञानरूपस्य ज्ञानपरिणामस्य करणात्कतृ त्वमनुमंतव्यं तावद्यावत्तदादिज्ञेयज्ञान- 
भेदविज्ञानपूर्रात्वादात्मा नमेवात्मेति जानतों विशेषापेक्ष यापि ज्ञानरूपेशव ज्ञानपरिणामेन परि- 
णममानस्य केवल ज्ञातृत्वात्साक्षादकतु त्वं स्थात्‌ ।। मा5कर्तारममो स्पृशंतु पुरुष सांख्या इवा- 
अप्पणों आत्मन.-घप्ठी ए०। कुणइ करोति-व० अ० ए०। मिच्छसहावों मिथ्यास्वभाव:-प्र० ए०। तुम्हे 
मुणंतस्स तव जानत:-षष्ठी ए०। अप्पा आत्मा णिच्चो नित्य: असखिज्जपदेसो असंख्यातप्रदेश: देसिओ 


तरह वस्तुस्वरूप है उस तरह काव्यमें दिखलाते है--क्षरियक इत्यादि | श्रर्थ--इस लोकमें 
कोई एक क्षणिकवादी दारशंनिक तो प्रात्मतत््वको क्षणिक कल्पित करके श्रपने मनमें कर्ता 
भोक्तामें भेद करते है कर्ता भ्रन्य है भोक्‍ता भश्रन्य है उनके ग्रज्ञानको यह चैतन्यचमत्कार ही 
स्वयं नित्य भ्मृतके समृहोसे सीचता हुआ दूर करता है । भावाथ्थे-- क्षरिकवादो कर्ता भोक्ता 
में भेद मानते हैं कि जो पहले क्षणमें वह दूसरे क्षणके नही है श्राचार्य कहते हैं कि हम उनको 
क्या समभावें ? यह चैतन्य ही उनका ग्रज्ञान दूर करेगा जो कि अनुभवगोचर व नित्यरूष 
है । पहले क्षण जो आत्मा है वही दूसरे क्षणमें कहता है, सो जो मै पहले था वही हूं ऐसा 
स्मरण पूव॑क प्रत्यभिज्ञान उसको नित्यता दिखलांता है। इसलिये नित्यता व श्रनित्यताका 
सर्वेथा एकांत मानना ये दोनों ही भ्रम हैं वस्तुस्वरूप नहों है। स्माह्राद शासन कथंचित्‌ 
नित्यानित्यहूप वस्तुका स्वरूप कहता है वही सत्यार्थ है। 

ग्रब ऐसे ही क्षणिक मानने वालोंकोी युक्तिसे काव्य द्वारा निषेध करते हैं--बृत््यंश 
इत्यादि । श्रथं--वृत्त्यंशोके भेदसे वृत्तिमानके सर्वथा नाशकी कल्पनासे “भ्रन्य करता है ग्रन्य 
भोक्ता है” ऐसा एकान्त मत प्रकाशित करो। भावाय्--क्षण क्षणकी प्रति श्रवस्थाभेदोंको 
वृत्यश कहते है, उनको स्वेथा भेद जुदे-जुदे वस्तु माननेसे अ्रवस्थाग्रोंका प्राश्यरूप जो वृत्ति- 
मान वस्तु है उसके नाशकी कल्पना करके जो ऐसा मानते है ,कि कर्ता दूसरा है भौर भोवता 
कोई दूसरा ही है। उसपर आचार्य कहते हैं कि ऐसा एकान्त मत प्रकाशित करो । जहाँ 
प्रबस्थवान्‌ पदार्थंका नाश हु्ना वहाँ भ्रवस्थायें किसके श्राश्रय होकर रहेंगी ? इस तरह 
पर्याय ब द्रव्य दोनोंका नाश ग्राता है तब शून्यका प्रसंग होता है । 

प्रसंगविवररणण-- प्रभन्तरपूर्व गाथाचतुष्कमें यह निष्कर्ष दिखाया गया था कि परिण- 
मनस्वभावी जीव मिथ्यात्वादि प्रकृत्युदूयका निमित्त पाकर भिथ्यात्वादि भावकर्मरूप परिणम 
जाता है । ग्रब इन गाथावोंमें पूव॑पक्षपूर्वक उसी सिद्धान्तको पुष्ट किया मया है । 

- तथ्यप्रकाश--(१) यहाँ मूल पृर्व॑पक्ष यह है कि जीब कूटस्थ ध्रूव अ्रपरिणामी 

भ्रकर्ता है। (२) जीव जब एकान्‍्तत. प्रकर्ता है तो भज्ञान, निद्रा, सुख, दुःख, भिथ्यात्व, 





भ्ष्द समयसार 


प्याहुताः कर्तारं कलयंतु तं किल सदा भेदावबोधादधः । ऊद्ध्व॑ तुद्धऑबोध धामनियत प्रत्यक्षमेन 

स्वयं पश्यंतु च्युतकतृ भाव मल ज्ञातारमेकं परं ॥२०५॥ क्षरिकमिदमिहैकः कल्पयित्वात्म- 

तत्वं निजमनसि विधत्ते कतृ भोक्त्रोविभेदं । प्रपहरति विमोहं तस्य नित्यामृतोधेः स्वयमयम- 

भिषिचंश्चिच्चमत्कार एव ॥२०६॥ वृत्त्यंशभेदतोउत्यंतं वृत्तिमन्नाशकल्पनात्‌ । प्रन्यः: करोति 

भ्रुदक्तेस्य इत्येकान्तश्चकास्तु मा ॥२०७॥ ।| २३२-३४४ ॥। 

देशित:-प्र० ए० । समयम्हि समये-स० ए० | सबक शक्‍्यते-वर्त० अ० ए० भावकर्मप्रक्रिया । त्तो ततः- 
अब्यय । होणो अहिओ हीन: अधिक.-प्र० एक० । काउ कतु-हेत्वर्थे कृदन्‍्त क्रिया , जीवरूव लोगभित्तं 
जीवरूपं लोकमात्रं-द्वितोया एकवचन ।। ३३२ ३४४ ॥। 





प्रसंयम, परभवगमन, मैथुन, घात श्रादिको कौन करता है इस प्रश्नके उत्तरमे पूर्वंपक्ष है कि 
इन सबको उस-उस जातिका उदित प्रकृतिकर्म किया करता है । (३) जीव जब एकान्ततः 
प्रकर्ता है तो ज्ञान, जागरणा, ब्रत श्रादिको कौन करता है इस प्रश्नके उत्तरमें पूर्वपक्ष है कि 
उस-उस जातिके कर्मप्रकृतिका क्षयोपशम करता है। (४) इस सांख्योपदेशके पूर्वपक्षमें न कोई 
हिंसक है, न कोई व्यभिचारी है, हिंसक व्यभिचारी श्रादि सब प्रकृति हो है । (५) उत्तरपक्ष 
में विचारिये--यदि जीव सव्वथा अकर्ता है तो जीवका संसार हो नहीं, बन्च ही नही तब 
मोक्षोपदेश व मोक्षका प्रभाव हो जायगा । (५) प्रात्मा ग्रपने प्रात्माकों करता है ऐसा कह- 
कर यदि एकान्त प्रकतृ त्वके दूषगासे बचनेका प्रयास किया जाय तो यह संगत नहीं है, 
क्योकि श्रात्मा नित्य प्रसंख्यप्रदेशी है होन भ्रधिक प्रदेश होते नहीं, फिर उसका करना क्‍या 
कहलाया । (७) मौलिक तथ्य यह है कि ज्ञानस्वभाव आत्मा जो ग्रनादि ज्ञेयज्ञानभेदविज्ञान- 
शून्य है वह प्रकृतिजन्य मिथ्यात्वादिके ज्ञानके समयमें भिथ्यात्वादि कलकको ग्रात्मछहूप मानता 
हुआ प्रज्ञानर्प ज्ञानपरिणमनका कर्ता होता है। (८५) ज्ञानस्वभाव पश्रात्मा जब हो ज्ञेयज्ञान- 
भेदविज्ञानसे पूर्ण होता है तब ही प्रात्माको हो भ्रात्महूप जानता हुग्ना ज्ञानमय ज्ञानपरिणमन 
से परिणमते हुए स्वयंका मात्र ज्ञाता होनेसे साक्षात्‌ श्रकर्ता है। (€) भेदविज्ञानसे पहिले 
प्रज्ञानमय होनेसे जीव कर्ता है। (१०) भेदविज्ञानके पश्चात ज्ञानमय होनेसे जीव प्रकर्ता है । 

सिद्धान्त-- (१) प्रज्ञानरूप परिशमने वाला जीव मिथ्यात्वादि भावकम्मका कर्ता है । 
(२) भानरूपसे ही परिशमने वाला जीव अकर्ता है । 

हृष्टि-- १- भशुद्धनेश्ववनय (४७) । २- प्रतिषेधक शुद्धनय (४€श्न । 

प्रयोग--संसारसंकटोंका मूल भेदविज्ञानका ग्रभाव जानकर भेदविज्ञानसे विविक्त 
किये गये प्रात्मस्वभा|वकों उपयोगमें बनाये रहना ॥ ३३२-३४४ ॥। 


स्वविशुद्धजञामाधिकार ५६६ 
केहिंचि दु पज्जयेहिं विशस्सए णेव केहिंचि दु जीबो 
जह्या तह्या कृब्बदि सो वा श्रण्णो व णेयंतो ॥३०५॥ 
केहिंचि दु पज्जयेहिं बिणुस्सए णेव केहिंचि दु जीवो । 
जह्मा तह वेददि सो वा अण्णो व णेयंतो ॥३०६॥ 
जो चेव कुणइ सोचिय ण वेयए जस्स एस सिद्ध तो 
सो जीवो णायब्वो मिच्छादिढी अणारिहदों ॥३४७॥ 
अण्णो करेह अण्णो परिभुजइ जस्स एस सिद्ध तो । 
सो जीवो णादब्वो मिच्छादिद्ली अशारिहदो ॥३४८॥ 
चुकि किनन्‍्हों पर्यायोंसे नशता जीव फिन्‍्हींसे न नशे । 
इससे बही है कर्ता, प्रथवा अन्य है यह सच सब ॥३४५॥ 
नूकि किन्‍्हों पर्यायों-ले नशता जोव किन्‍्होंसे न नशे । 
इससे वही है भोक्ता, अथवा श्नन्य है यह सच सब ॥२४९६।॥। 
जो कर्ता वही नहीं, भोक्ता जिसका विचार हो ऐसा । 
उसको जानो मिथ्या-हृष्टी, जिन समयसे बाहर ॥॥३४७॥ 
ग्रन्य कर्ता व भोक्ता, होता जिसका विचार हो ऐसा । 
उसको जानो मिथ्या-हष्टी, जिन समयसे बाहर ॥३४८॥ 
... जाससंज्ञ--केहिचि, पज्जय, दु रोव जीव, त, वा व चेव जीव, ज, त, अण्ण, णेयंत, ज, एत, सिद्धंत, 
शप निज्या ही, शा सिह जा जे पे मिट गदर । बात वि गस्त गा अत 
ग्रव श्रनेकान्त शासनसे इस क्षरणिकवादको स्पष्टतया निषेधते है--[यस्‍्मात्‌]| जिस 
कारण [जोबः] जीव [कंश्चखित्तु पर्याय:] कितनी ही पर्यायोसे तो [विनश्यति | विनाशको 
प्राप्त होता है [तु] और [केश्चित्‌] किन्‍्ही भावोंसे [नंब] विनष्ट नही होता [तस्मात्‌| इस 
कारण [सवा करोति] वह ही करता है [वा भ्रन्यः] श्रथवा अन्य करता है [न एकांत:| 
ऐसा एकान्त नहीं [ग्स्मात्‌] जिस कारण [जीव:] जीव [केश्चित्तु पर्याय:] कितनी एक 
पर्यायोंसे [बिनश्यति] विनाशको प्राप्त होता है [ठु] भोर [कैश्चित्‌| किन्ही भावोसे [नंब] 
विनष्ट नही होता [तस्मात्‌] इस कारण [सवा जेदयते| वही जीव भोक्ता होता है | भ्रन्यो 
बा] प्रथवा प्रन्य भोक्ता है [न एकातः] ऐसा एकान्त नही है। [च यस्य एव सिद्धांतः 


१७० समयंसार 


कैदिचत्तु पर्यायबिनश्यति नैव कैश्चित्तु जीव:। यस्मात्तस्मात्करोति स वा अन्यो वा नैकांत:॥ ३४५॥ 
केश्चित्तु पर्यायविनश्यति नैव कैश्चितु जीव: । यस्मात्तस्माद्वेदयते सवा अन्यों वा नेकातः॥ ३४६॥ 
यदचेव करोति स चैव वेदयते यस्यैष सिद्धांत । स जीवो ज्ञातव्यो मिथ्याहष्टिरनाहँतः ॥॥ ३४७ ॥ 
अन्य: करोत्यन्य: परिभुंक्ते यस्य एप सिद्धांत. । स जीवों ज्ञातव्यों मिथ्याहष्टिरनाहँतः ॥॥ ३४८॥ 

यतो हि प्रतिसमयं संभवदगुरुलघुगुणपरिणामद्वारेर क्षरिकत्वादचलितचैतन्यान्वयगुण- 
द्वारेश नित्यत्वाच्च जीव: कैश्चित्पर्याय॑विनश्यति, कैश्चित्तु न विनश्यतीति द्विस्वभावो जीवस्व- 
करणो, वेद बेदने, कुण करणे, परि भुज भोगे। प्रातिपदिक-कैश्चितू, पर्याय, न, एव, जीव, यत्‌, ततू, 
ततू, वा, अन्य, वा, न, एकान्त, तु, पर्याय, जीव, यत्‌, एतत्‌, सिद्धांत, ततू, जीव, ज्ञातव्य, मिथ्याहृष्टि 


झौर जिसका ऐसा सिद्धान्त है कि [य एब] जो जीव [करोति] करता है [स चंव बेदयते] 
बही भोगता है [स जीबः] वह जीव [समिथ्याहृष्टि:] मिथ्यादृष्टि [ज्ञातव्य:] जानना [श्रनाहुँतः | 
वह प्ररहंतके मतका भ्रनुयायी नही है [यस्य एब सिद्धांतः] तथा जिसका ऐसा सिद्धान्त है 
कि. [ झनन्‍्यः करोति | कोई ग्रन्य करता है [भ्रन्यः परिभुंक्ते) और कोई दूसरा भोगता है 
[स जीवः] वह जीव [मिथ्यादृष्टिः] मिथ्यादृष्टि [ज्ञातव्य:] जानना [अनाहुँतः] वह अरहंतके 
मतका ग्रनुयायी नहीं है । 

तात्पयें--जीव नित्यानित्यात्मक है यह युक्ति, झ्रागम व प्रदुभवसे सिद्ध है । 

टोकार्थ--चूंकि प्रतिसमय होने वाले भ्रगुरुलधुगुणके परिणामके द्वारा क्षरणिकपना 
होनेसे श्रौर श्रचलित चैतन्यके अ्रन्वयरूप गुराके द्वारा नित्यपना होनेसे जीव कुछ एक पर्यायों 
से तो विनष्ट होता है तथा कितने ही भावोसे विनष्ट नहीं होता, ऐसे जीवका स्वभाव दो 
स्वरूप है, इस कारण जो ही करता है वही भोगता है ग्रथवा ग्रन्य ही भोगता है, जो भोगता 
है वही करता है भ्रथवा ग्रन्य करता है ऐसा एकांत नहीं है । इस प्रकार ग्ननेकांत होनेपर भी 
जो ऐसा मानता है कि जिस क्षरामे जो पर्याय होती है उसोको परमार्थूप सत्तासे वस्तुपना 
है, इस प्रकार वस्तुके अंशमें वस्तुत्वका निश्चय करके शुद्धनयके लोभसे ऋजुसूत्रनयके एकांत 
में ठहरकर जो ऐसा श्रद्धान करता है कि जो करता है वही भोगता नही, भ्रन्य करता है और 
प्रन्य ही भोगता है वह जीव मिथ्याहृष्टि ही जानना क्योंकि पर्यायरूप ग्रवस्थाग्रोके क्षशिकपना 
होनेपर भी वृत्तिमान (पर्यायो) जो चंतन्यचमत्कार टंकोत्कीरां नित्य स्वरूप है उसका अंतरंग 
में प्रतिभासमानपना है । 

भावार्थ--वस्तुक। स्वभाव आागममें द्रव्यपर्यायस्वरूप कहा है । सो पर्यायको श्रपेक्षासे 
तो वस्तु क्षणिक है झौर द्रव्यको अपेक्षासे नित्य है ऐसा स्थाद्वादसे सिद्ध होता है। जोवनामक 
वस्तु भो ऐसा हो द्रव्यपर्यायस्वरूप है, अतः पर्यायकी अपेक्षासे देखा जाय तब तो कार्यकों 








सर्वविशुद्धज्ञानाधिकार ५७१ 


भाव: । ततो य एव करोति स एवान्यो वा वेदयते, य एवं वेदयते स एवान्यों वा करोतीति 
नास्त्येकांतः । एबमनेकांतेडपि यस्तत्क्षणवर्तमानस्यैव परमार्थसत्त्वेन वस्तुत्वमिति वस्त्बंशेषपि 
वस्तुत्वमध्यास्य शुद्धभयलोभाहजुसूत्रैकांत स्थित्वा य एबं करोति स एबं न वेदयते, अन्य: 
करोति भ्रन्यो वेदयते इति पश्यति स मिथ्याहृष्टिरेव द्रश्व्यः । क्षरितकत्वेडपि वृत्त्यंशानां वृत्ति- 
मतश्चैतन्यचमत्कारस्य टंकोत्कीरास्वैवान्त:प्रतिभासमानत्वात्‌ ॥ आात्मीनं परिशुद्धमीप्सुभिरति- 
व्याप्ति प्रपद्मयांधक:, कालोपाधिबलादशुद्धिमधिकां तत्रापि मत्वा परै: | चैतन्य क्षणिकं प्रक 


अनाहँत । मूलधातु--वि णश अदर््ने, डुकृआ करणे, विद चेतनाख्याननिवासेषु चुरादि, परि भुज उपभोगे 
पालनाभ्यवहारयो: रुधादि, भुजोइनवने इत्यनेन आत्मनेपदी । पदबिबरण--केहिचि कैश्चित्‌ू-अव्यय अन्त 


करने वाला अन्य पर्याय है और भोगने वाला ग्रन्य ही पर्याय है। जैसे मनुष्य पर्यायमें शुभ 
ग्रशुभ कर्म किये उनका फल देवादि पर्यायमें भोगा। परन्तु द्रव्यहृष्टिसे देखा जाय तब जो 
करता है वही भोगता है ऐसा सिद्ध होता है। जैसे मनुष्य पर्यायमें जो जीवद्रव्य था उसने 
शुभाशुभ कम किये थे वही जीव देवादि पर्यायमें गया वहाँ उसी जीवने अपने कियेका फल 
भोगा । इस तरह वस्तुका स्वरूप भ्ननेकांतरूप सिद्ध है, तो भी जो शुद्धनयकों तो समभते 
नही भौर शुद्धनयके लोभसे बस्तुका प्रत्येक पर्याय जो वर्तमान कालमें एक एक अंश था उसी 
को वस्तु मानकर ऋजुसूत्रनयके विषयका एकांत पकड ऐसा मानते है कि जो करता है वह 
नही भोगता है अन्य भोगता है श्रौर जो भोगता है वह करता नही है शभ्रन्य करता है, ऐसे 
मिथ्याहृष्टि जीव प्ररहंतमतके अनुयायी नही है । क्‍योंकि पर्यायके क्षणिकपना होनेपर भी द्रव्य 
तो चैतन्यचमत्कार अनुभवगोचर नित्य है। जैसे प्रत्यभिज्ञाससे ऐसा जाने कि जो बालक 
प्रवस्थामें मैं था वही भ्रब तरुण ग्रवस्थामे तथा वृद्ध अ्रवस्थामें हूं, इसी तरह जो श्रनुभवगोचर 
स्व संवेदनमें भ्रावे व जिनवाणी भी ऐसे ही कहे उसको न माने वही मिथ्याहृष्टि कहलाता है । 

झब इसो शभ्रथंको कलशरूप काव्यमें कहते है--आत्मानं इत्यादि । श्र्थ--प्रात्मा 
को संपूर्णंतया शुद्ध चाहने वाले श्ज्ञानान्धोंने उस श्रात्मामें कालको उपाधिके बलसे भ्रधिक 
ग्रशुद्धता मानकर श्रतिव्याप्तिको प्राप्त होकर तथा छुद्ध ऋजुसूत्रनयमें अ्मर्याद प्रेरित होकर 
चैतन्यको क्षशिक कल्पना करके इस प्रात्माको छोड़ दिया । ज॑से कि हारके सूतको न देख 
कर मात्र मोतियोके देखने वाले हारको छोड़ देते है। भावा्थ--आरत्मा तो द्र॒व्यपर्याय स्वरूप 
था, वह स्वथा क्षणिक पर्यावस्वरूप मानकर छोड़ दिया गया तो उनको भ्रात्माको प्राप्ति नही 
हुई । यहां हारका दृष्टांत है। जैसे मोतियोंका हार है उसमे सूृत्रमें जो मोती पोये हुए है वे 
भिन्न-भिन्न दीखते है सो जो हार सूत्र सहित मोती नहीं दिखते, मोतियोकों हो भिन्न देख 


४५७२ समयसार 


ल्प्य पृथुके: शुद्धजु सूत्रेरितैरात्मा व्युज्कित एब हारवदहो निस्सूत्रमुक्तेक्षिभि: ।२० ५॥ कतु बेंद- 
यितुश्च॒ युक्तिवशतों भेदोउस्त्वभेदोषि वा, कर्ता वेदयिता च मा भवतु वा वस्त्वेव संबित्यतां । 
प्रोता सूत्र इवात्मनोह निपुणरभतु' न शक्‍्या क्वचित्‌, चिच्चितामणिमालिकेयमभितोप्येका चका- 


तृतीया बहु०ण ।दुण एववावतुन एवं वा वा-अव्यय । पज्जयेहि पर्याय -तृतीया बहु०। विणस्सए 
विनश्यति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन क्रिया । जीवों जीव -प्रथमा एकवचन। जम्हा यस्मात्‌ तहा 
तस्मातृ-पंचमी एक० । कुब्चदि करोति-वर्तमान लट अन्य पुरुष एकवचन क्रिया । सो स -प्र० ए० । अण्णों 
अन्य:-प्र० ए० । एयतो एकान्त -प्रथमा एक० । वेददि वेदयते-वर्तमान लट॒ अन्य पुरुष एकवचन क्िया। 








ग्रह करते है उनको हारकी प्राप्ति नही होती । उसी प्रकार जो ग्रात्माके एक नित्य चैतन्य 
भावको ग्रहण नहीं करते तथा समय समय बतेनापरिणाम रूप उपयोगकी प्रवृत्तिको देख उस 
को सदा नित्य मान काजकी उपाधिसे अशुद्धपना मानकर ऐसा जानते है कि यदि नित्य माना 
जाय तो कालकी उपाधि लमनेसे ग्रात्माके ग्रशुद्धानना ग्राता है. तब ग्रतिव्याप्ति दूधण लगता 


है, इस दोषके भयसे ऋजुसूत्रनयका विषय शुद्ध वतंमान समयमात्र क्षणिकपना उस मात्र मान 
झ्रात्माको छोड़ देते है। भात्रा्थं--श्रात्माकों समस्तपने शुद्ध माननेके इच्छुक क्षरिकवादीने 


विचारा कि यदि आत्माको नित्य माना जाय तो नित्यमे कालको अपेक्षा झ्राती है, इसलिये 
उपाधि लग जायगी तब बडो ग्रशुद्धता आ्राथेगी, तब ग्रतिव्याप्ति दोष लगेगा । इस भयसे 
शुद्ध ऋजुसूत्रनयका विपय जो बतेमान समय है उतना क्षणिक ही आत्माकों माना । तब जो 
आत्मा नित्यानित्यरूप द्रव्यपर्यायरूप था उसका उसके ग्रहरा नहीं हुआ, केवल पर्यायमात्रमे 
ग्रात्माकी कल्पना हुई | ऐसा कल्पित ग्रात्मा सत्या्थ नही है । 

अब फिर इसी अर्थंका समर्थन कान्यमे कहते है--कर्तु इत्यादि । श्रर्थ--कर्ताका 
झौर भोक्ताका युक्तिके वशसे भेद हो अ्रथवा अभेद हो, ग्रथवा कर्ता भोक्ता दोनो हो न हो, 
वस्तुका ही चितवन करो | जैसे चतुर पुरुषोंके द्वारा सूत्रमे पोई हुई मशियोकी माला भेदी 
नहीं जा सकतो, वैसे हो ग्रात्मामे पोई हुई चेतन्यरूप चितामणिकी माला भी किसीसे नही 
भेदी जा सकतो । ऐसी यह आत्मारूपो माला समस्तपनेसे एक हमारे प्रकाशरूप प्रकट ही । 
भावार्थ -- पदार्थ द्वव्यपर्यायस्वरूप है उसमें विवक्षावश कर्ताभोक्तापनेका भेद भो है और भेद 
नही भी है, तथा कर्ता-भोक्ताका भेदाभेद भी क्‍यों करना चाहिए ? केवल शुद्ध वस्तुमात्रका 
उसके असाधारण धम्मके द्वारा प्रनुभव करना चाहिए | जैसे मणियोकी मालामे सूत और 
मोतियोंका विवक्षासे भेद है | मालामाज्र ग्रहण करनेमे भेदाभेद विकल्प नही है । उसी तरह 


आ्त्मामें चैतन्यके द्रव्यपर्याय अपेक्षा भेदाभेद है तो भी प्रात्मवस्तुमात्र अनुभव करनेपर विकल्प 
नहीं रहता । ऐसे निविकल्प आत्माका प्रनुभव हमारे प्रकाशरूप होग्रो । 


स्वंविशुद्धनानाधिकार ५७३ 


स्त्येव नः ॥२०६॥ व्यावहारिकहृशैव केवल करूं कर्म चर विभिन्‍तमिष्यते । निश्चयेन यदि 
वस्तु चित्यते कतु कर्म च्‌ सर्देकमिष्यते ॥२१०॥ ॥। ३४५-३४८ ॥। 


किन ै *ततत़.._ >+> -- ओर नील को 2). आज अब 


एयतो एकान्त.-प्रथमा एकबचन । जो य.-प्र ० ए० | कुणइ करोति-वर्त मान लट अन्य पुरुष एक० क्रिया । 
जस्स यस्य-प्रष्ठी एक० । एस एप:-प्रथमा एक० । सिद्धतो सिद्धान्त -प्रथमा एक० | णादव्योी ज्ञातव्य - 
मिच्छादिट्टी मिथ्याहष्टि:-प्र ० ए० । अणारिहदो अनाहेत:-प्रथमा एकवचन || ३४५-३४८ |॥। 








प्रब इस कथनको नयविभागसे काव्यमें कहते है--व्यावहारिक इत्यादि । अथ-केवल 
व्यवहारकी हृष्टिसे हो कर्ता और कर्म भिन्न-भिन्न दीखता है यदि निश्ययसे विचार किया जाय 
तो कर्ता और कर्म सदाकाल एक हो देखनेमें प्राता है। भावार्थ--व्यवहारनय तो पर्यायाश्रित 
है इसमें तो भेद हो दीखता है श्रौर शुद्ध निश्चयनय द्रव्याश्रित है, इसमें अभेद ही दोखता 
है । इसलिए व्यवहारमे तो कर्ता कमंका भेद है श्रौर निश्चयनयमें अभेद है याने कर्ता कमेंका 
भेद नहीं है । 

प्रसंगविवरणा--ग्रनन्तरपूर्व गाथाबोंमें सिद्ध किया गया था कि श्रज्ञानी झ्रात्मा पअशुद्ध 
परिणामका कर्ता है । अब इसी विषयके स्पष्टीकरणके प्रर्थ इस गाथाचतुष्कमें बताया गया है 
कि जो जीव कर्ता है वही भोक्ता है यह एकान्त मिथ्या है और ग्रन्य जीव कर्ता है भ्रन्य जीव 
भोक्ता है यह एकान्त भी मिथ्या है । 

तथ्यप्रकाश-- १-प्रतिसमय अगुरुलघुगुणके परिणमन होते हो रहनेसे जीवमे क्षरिक- 
पना है । २- जीवका असाधारण गुण चैतन्य अचलित श्रन्वित होनेसे जीवमें नित्यपना है । 
३- जीवमे क्षरिकत्व व नित्यत्व दोनों एक साथ है। ४- क्षशिकत्व व नित्यत्व होनेसे जीव 
किन्ही पर्यायोंसे तो विनष्ट होता है और किन्‍्ही पर्यायोसे विनष्ट नही होता । ५- यदि कोई 
यह एकान्त करे कि जो करता है वही भोगत्ता तो वह मिथ्या है। ६- यदि कोई यह एकानन्‍्त 
करे कि ग्रन्य कोई करता है अन्य कोई भोगता है तो वह मिथ्या है। ७-यदि जीवको कूटस्थ 
प्रपरिणामी नित्यकान्त ऐसा एक माना जावे तो उस एकका मनुष्यादि भव ही न बना फिर 
करना भोगना ही नहीं बनता । ८-मनुष्यने तप किया देवने फल भोगा ऐसा अ्रन्यतेकान्त मान 
कर दोनोमें वही जोव न माना जाय तो फिर मोक्षसाधनादि सब व्यर्थ हो जावेंगे व हिंसादि 
पाप निरगेल बढ़ जावेंगे । €- वास्तविकता यह है कि पर्यायोंके क्षणिक होनेपर भी पर्यायी 
चैतन्यचमत्कारमय जीव शाश्वत अंतः प्रतिभासमान है । १०- निरुपाधि शुद्ध आरात्माको 
बतानेकी धुनमें कुछ दाशंनिकोने कालोपाधि भी हटाकर क्षणिक पर्यायको ही पूर्ण द्रव्य मान 
कर द्रव्यका सत्त्व पहिले या बादमे कुछ भी नहीं माना है जो कि बिल्कुल ब्रसंगत है । ११- 


प्र समयसार 


जह सिपिशों उ कृम्मं कब्वह ण्‌ य सो उ तम्मओ होह । 

ह जीवोबि य कम्मं कब्वदि णु य तम्मओ होह ॥३४६॥ 
जह सिणिशे उ करणोेहिं कृब्बह ण॒ य सोउ तम्मओ होह । 
तह ॒जीबो करणेहिं कब्बह ण्‌ य तम्मझो होड़ ॥३५०॥ 
जह सिप्पिश्रो 3 करणाणि गिह्ूह ण सो उ तम्मथो होह । 
तह जीवो करणाणि उ गिह्ड ण्‌ य तम्मओ्रो होह ॥३५४१॥ 
जह मिप्पिउ कम्मफले भु जदि णु य सो उ तम्मओ होड़ । 
तह जीवो कम्मफल भुजह ण॒ य तम्मश्रो होह ॥३४२॥ 
एवं ववहारस्स उ वत्तव्बं॑ दरिसणं समासेण । 
सुगु णिच्छयस्स वयणं परिणामकर्य तु ज॑ं होई ॥३५३॥ 
जह सिप्पिश्यो उ चिट॒ठटं कब्बह हवह ये तहा अणण्णों से । 
तह जीवोबि य कम्मं कब्वह हवह ये थणण्णो से ॥३५७॥ 
जह चिट॒ठं कृब्बंतो 3 सिपिश्रो णिव्वदुक्खिश्रो होई । 
तत्तो सिया अणण्णो तह चेटठंतो दुही जीवो ॥३४५॥ 


नामसंज्ञ--जह, सिप्पिअ, उ, कम्म, ण, य, त, उ, तम्मअ, तह, जीव, वि, य, कम्म, ण, ये तम्मअ 
जह, सिप्पिअ, उ, करण, कम्मफल, एवं, ववहार, वत्तव्व, दरिसण, समास, णिच्छय, वयण, परिणामकय 


&-+०७>--+० 


वास्तविकता यह है कि द्रव्य श्रनादि श्रनन्त है उसमें प्रतिक्षण पर्यायोंका उत्पाद व्यय होता 
रहता है। १२- निश्वयसे प्रत्येक द्रव्य प्रपने-प्रपने पर्यायोंका कर्ता है। १३- जीबद्रव्य 
प्रपने पर्यायोंका कर्ता है । 

सिद्धान्त--- १- भ्रपनी सब पर्यायोंमें रहने वाला जोव अनादि शभ्रनन्त नित्य एक 
द्रव्य है । २- जीव प्रतिक्षण नवोन-नवीन पर्यायोंसे उत्पन्न होता रहता है । 

दृष्टि-- १- नित्यनय (१६६) । २- अनित्यनय (१७०) । 

प्रयोग--सब पर्यायोंमें रहते हुए भी किस्ती पर्यायमात्र न रहने वाले ध्रूव चैतन्यचम- 
त्कारमातन्न अ्रन्तस्तत्त्वमें उपयोग रमानेका पोरुष करना ॥ ३४५-३४८ ॥। 

श्रव इस निश्चय व्यवहारक्े कथनको हृशंतसे गाथाप्रोंमें कहते है-- [यथा शिल्पिक: 


स्वविशुद्धज्ञानाधिकार ५७४ 
जेसे शिल्पी करता, भूषण कर्म नहिं कर्ममें तस्मय । 
बसे जीव भि करता, कर्म नहों कर्ंसे तन्‍्मय ॥३४६॥ 
जंसे शिल्पो करता, कररोंसे कररामें नहीं तन्‍्मय । 
बसे जोव भि करता, करणोसे किन्तु नहिं तन्‍्मय ॥॥३५०॥। 
जँसे शिल्पी गहता, कररोंको कररामें नहीं तन्‍्मय । 
वेसे जीब भि गहता, करणोंको किन्तु नहिं तन्मय ॥३५१॥ 
ज्यों शिल्पी कृतिफलको, भोगे फलसे न तन्‍्मयी होता । 
त्यों शिल्पी कृतिफलको, भोगे नहि तन्‍मयों होता ॥३४५२॥ 
त्याँ व्यवहाराशयका, दर्शन संक्षेपसे बताया है । 
अब निज परिणाम बिहित, निश्चयनयका बचन सुनिये ॥३४५३॥। 
ज्यों शिल्पी करता है, चेष्टा उससे अनन्य होता बह । 
त्यौँ मावकर्म करता, जीव भि उससे अनन्य हुआ्आा ॥२५४॥ 
ज्यों चेष्टा करता यह, शिल्पी फलमें अभिन्न दुख पाता । 
त्यों चेष्टा कर भ्रात्मा, फलमें भि श्रभिन्न दुख पाता ॥३५५॥ 





तु,ज चिट, अणण्ण, त, णिच्चदुक्खिअ तत्तो, अणण्ण चेट्ठ त, दुहि जीव । घातुसंज्ञ- कृव्व करणे, हो 
सत्ताया, गिण्ह ग्रहरो, भुज भोंगे, सुण श्रवण, हव सत्ताया, चेट्ठ चेष्टाया । प्रातिपदिक--यथा, शिल्पिक, 
तु| जैसे शिल्पी [कर्म] ग्राभूषणादिक कर्मको [करोति] करता है [तु स] परन्तु वह [तन्मयों 
न नव भवति] झ्राभूषणादिकोंसे तन्मय नही होता [तथा] उसी तरह [जीवोषि च] जीव भी 
[कर्म | पुदूगलकमंकोी [करोति] करता है| [च] तो भी [तन्मयो न भवति] कर्मसे तन्‍्मय 
नही होता । [यथा] जैसे [शिल्पिक:] शिल्पी [करणे: | हथोड़ा श्रादि करणोंसे [करोति] 
कर्म करता है | [तु सः| परन्तु वह [तन्मयो न भवति] उनसे तन्मय नही होता [तथा] 
उसी तरह [जीवः] जीव भो [कररांः करोति] मन, वचन, काय झ्ादि करणोंसे कर्मको करता 
है [च] तो भी [तन्मयो न मवति | करणोंसे तन्‍्मय नहीं होता । [यथा] जंसे [शिल्पिकः | 
शिल्पी [करणानि] करणोंको [गृह्लाति] ग्रहण करता है [तु] तो भी [स॒तु] वह [तन्मयों 
न भवति] उनसे तन्मय नही होता [तथा] उसी तरह [जीवः | जीव [करणानि गृह्नाति | 
मन, वचन, कायरूप करणोंको ग्रहण करता है [तु च] तो भी [तन्‍्मयो न भवति] उनसे 

तन्मय नही होत्ता । [यथा ] जेसे [शिल्पो तु] शिल्पो [कर्मफल] आभूषरणादि कमेके फलको 
[भ्रुक्ते| भोगता है [तु जे] तो भी [सः] वह उनसे [तन्मयो न भवति] तन्‍्मय नही होता 





१७६ समयप्तार 


यथा शिल्पिकस्तु कर्म करोति न चस तु तन्मयो भवति | तथा जीवो5पि च कम करोति न च तन्‍्मयो भवति । 
यथा शिल्पिकस्तु करण करोति न स तन्‍्मयो भवति। तथा जीवः करण. करोति न च तन्‍्मयो भवत्ति । 
यथा शिल्पिकस्तु करणानि गृह्लाति न सतु तन्‍्मयो भवति, तथा जीव. करणानि तु गृह्लाति न च तन्‍्मयो० | 
यया शिल्पिक: कर्मफलं भुक्ते न च स तु तन्‍्मयों भवति । तथा जीव कर्मफल भुक्ते न च तन्‍्मयो भवति। 
एवं व्यवहारस्य तु वक्तव्य दर्शनं समासेन। शूणु निश्चयस्थ वचन परिणामक्ृत तु यद्भूवति ॥३५३॥ 
यथा भिल्पिकस्तु चेष्टा करोति भवति च्‌ तथानन्यस्तस्था. तथा जीवोषि च कर्म करोति भवति चानन्यस्तस्मात 
यथा चेष्टां कुर्वाणस्तु शिल्पिको नित्यदु.खितो भवति । तत. स्थादनन्यस्तथा चेष्टमानों दु.खी जीव: ॥३५५॥। 
यथा खलु शिल्पी सुबर्णंकारादि: कुडलादिपरद्रव्यपरिणामात्मक॑ कर्म करोति । हस्त- 
कुदुकादिभिः परद्रव्यपरिणामात्मकेः करण: करोति | हस्तकुट्ुकादीनि परद्रव्यपरिणामात्म- 
कानि करणानि गृह्लाति । ग्रामादिपरद्रव्यपरिणामात्मकं कृडलादिककर्मफलं भुक्ते च। नत्वने- 


तु, कमंनू, न, च, ततू, तु, तन्‍्मय, तथा, जीव, अपि, च, कर्मेनू, न, च, तन्‍्मय, यथा, शिल्पिक, तु, करण, 
कर्मफल, एवं, व्यवहार, वक्तव्य, दर्शन, संमास, निश्चय, वचन, परिणामक्ृत, तु यत्‌, चेष्टा, अनन्य, तत्‌, 
नित्यदु:ख़त, तत , अनन्य, चेष्टभान, दु:ःखिनू, जीव | मूलधातु--डुक़ृआ करण, भ्रू सत्ताया, ग्रह उपादाने 
क्र्यादि, भ्रज उपभोगे, चेष्ट चेष्टाया भ्वादि । पदविवरण -जह यथा उतु ण न य च तह तथा तत्तो 


नलकननननी न न ++-> न्‍ ननऔिल न >न्‍नन्‍+क्‍ जल नेता. ना अं अन्न अअिकओंिजजजऊ,। अ-लज-++ ++ +-+ 


[तथा जोबः] उसी तरह जीव भी [कर्मफलं ] सुख दुःख ग्रादि कर्मफलको [भुक्ते] भोगता 
है [च] परन्तु [तन्मयो न भबति] उनसे तन्मय नहीं होता । [एवं तु| इस तरह तो 
[व्यबहारस्थ दर्शन] व्यवहारका मत [समासेन | सत्तिपसे [वक्तब्यं| कहने योग्य है [तु] 
भ्रब [ निश्चयस्थ | निश्चयका [वचन | वचन [श्वृणु | सुनो [यत्‌ | जो कि [परिरामकृतं 
झपने परिण्यामोंसे किया [भव्ति ] होता है | [यथा] ज॑से [शिल्पिकः तु] शिल्पी तो [ चेष्टां 
करोति] अपने परिणामस्वरूप चेशरूप कमंको करता है [तथा क्] शोर [तस्या प्रनन्‍्यः] 
उस चेष्टासे भिन्न नही [भबति | है, तन्‍्मय है [तथा] उसी तरह [जोबोषि चर] जोव भी 
[कर्म] अपने परिणामस्वरूप चेष्टारूप कर्मको [करोति| करता है [च] झोर [तस्मात्‌] उस 
चेश्टारूप कर्से [श्रनन्यः मवति] प्रन्य नही है, तन्मय है। [यथा तु] जैसे [शिल्विकः ] 
शिल्पी [चेष्टां कुर्वाणः | चेश् करता हुआ [ नित्यदु:खितो भवति | निरन्तर दुःखी होता है 
[च] श्रोर [तस्मात्‌] उस दुःखसे [श्रनन्यः स्थात्‌] पृथक नहीं है, तन्मय है [वथा] उसो 
तरह [जीवः] जीव भी [चेष्टमानः दुःखी | चेष्टा करता हुआ दुखी होता है भौर दुःखसे 
झनन्य है । 

तात्पयं--निश्चयसे जीव अपने परिणमनका हो कर्ता व अनुभविता है । 

टोकार्थ---जिस प्रकार निश्चयसे सुतार ग्रादि शिल्री कुण्डल ग्रादि परद्रब्यके परि- 


संवंविशुद्धशानाधिकार ५७७ 


कद्रव्यत्वेन ततोडन्यत्वे सति तन्‍्मयो भवति ततो निमित्तनैमित्तिकभावमात्रेणैव तत्र क॒तु कर्मभो- 
क्तुभोग्यत्वव्यवहार: । तथात्मापि पुण्यपापादिपुदुगलपरिणामात्मक॑ कर्म करोति कायवाड्म- 
नोभि: पुद्गलद्रव्यपरिणामात्मकः करण: करोति कायवाड्मनांसि पुदुगलद्रव्यपरिशामात्मकानि 
करणानि गृह्लाति सुखदुःखादिपुद्गलद्रव्यपरिणामात्मक॑ पुण्यपापादिकर्मफलं भुंक्ते व नत्वनेक- 
द्रव्यत्वेन ततोषन्यत्वे सति तन्‍्मयो भवति ततो निमित्तन॑मित्तिकभावमात्रेणेव तन्न कतृ कम भो- 
बतृभोग्यत्वव्यवहार: । यथा च स॒ एवं शिल्प्री चिकीर्ष श्वेष्टानुरूपमात्मपरिणामात्मकं॑ कर्म 
ततः-अच्यय । सिप्पिओों शिन्पिक--पथमा एकव्न। कम्म कर्म द्ितीया एकबलन । कुब्वइ कर्सेति-र्ल- 
मान लट्‌ अन्य पुरुष एकबचन क्रिया । सो सः-प्र० ए० । तम्मयों तन्मय:-प्र० ए० । होइ भवति-बतंमान 
लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन क्रिया | जीवों जीव:-प्रथमा एक०; कम्मं कर्-द्वितीया एक० । करणेहि करण:- 
तृ० बहु० । गिण्हइ ग्ृह्ला ति-वतंमान लट्‌ अन्य पुरुष एकबचन क्रिया । कम्मफल कर्मफलं-द्वितीया एक० । 
णामस्वरूप कर्मको करता है, हथीड़ा आदि परद्रव्यके परिणामस्वष्ठप करणो द्वारा करता है, 
हथोडा भ्रादि परद्रव्पके परिशामस्वरूप करणोंको ग्रहण करता है, ओर ग्राम धन ग्रादि पर- 
द्रव्यके परिणामस्वरूप कुण्डलादि कमंफलको भोगता है, कितु प्रनेकद्रव्यत्वके कारण उनसे याने 
कम करण आदिसे अन्यपना होनेपर उनसे तनन्‍्मय नहीं होता, इस कारण वहां निमित्तनैमि- 
त्तिकभावमान्रसे ही उनके कर्ता-कर्मपनेका और भोक्ता-भोग्यपनेका व्यवहार है। उसी प्रकार 
प्रात्मा भी पुण्य-पाप झ्रादि पुदुगलद्रव्यस्वरूप कमंकोी करता है, मन वचन काय पुद्गलद्रच्य 
स्वरूप करणोंके द्वारा कमंको करता है, मन वचन काय पुदुगलद्रव्यके परिणामस्वरूप करणों 
को ग्रहण करता है और सुख-दुःख श्रादि पुदुगल द्रव्यके परिणामस्वरूप पुण्य पाप भ्रादि कर्मों 
के फलको भोगता है, किन्तु भ्रनेक द्रव्यपनेके कारण उनसे भ्रन्य होनेपर उनसे तन्मय नहीं 
होता । इस कारण निमित्तनेमित्तिकभावमात्रसे ही वहां कर्ता-कर्मपने व भोक्ताभोग्यपनेका 
व्यवहार है । जैसे वही शिल्पी करनेका इच्छुक हुआ अ्रपने हस्त झादिकी चेष्टारूप ग्रपने परि- 
णामस्वरूप कमंको करता है और दुःखस्वरूप अपने परिणामरूप चेष्टामय कमके फलको 
भोगता है उन परिणामोंको अपने एक हो द्रव्यपनेके कारण अनन्य होनेसे उनसे तन्‍्मय होता 
है । इसलिये उनमें परिणाम-परिणामी भावसे कतकिमंपनेका तथा भोक्ता-भोग्यपनेका निश्चय 
है। उसी तरह ग्रात्मा भी करनेका इच्छुक हुआ अपने उपयोगकी तथा प्रदेशोंकी चेष्टारूप 
झपने परिणामस्वरूप कमंको करता है और दुःख स्वरूप अपने परिणामरूप कमंके फलको 
भोगता है श्लौर श्रपने एक ही द्रव्यपनेके कारण भअन्यपना न होनेपर उनसे तन्मय होता है । 
इस कारण परिणाम परिणामी भावसे उसीमें कर्ता कर्मपनेका और भोक्ता भोश्यपनेका 


प्रछ्८ समयसार 


करोति दुःखलक्षणमात्मपरिणामात्मक चेष्टानुरूपं कर्मफल भुक्ते च एकद्रव्यत्वेन ततो5नन्यत्वे 
सति तन्मयश्च भवति ततः परिणामपरिणामिभावेन तत्रेव बतृकमंभोवतृभभोग्यत्वनिश्चय: । 
तथात्मापि चिकीषु श्वेष्टानुह्पमात्मपरिणामात्मक॑ कर्म करोति दुःखलक्षणमात्मपरिणामात्मक 
चेष्टानुरूपकर्म फलं भुंक्ते च एकद्रव्यत्वेन ततोनन्यत्वे सति तन्‍्मयश्च भवति ततः परिणशामपरि- 
णामिभावेन तत्रव कतृ कम भोकतृ भोग्यत्वनिश्वयः ।। ननु परिणाम एवं किल कर्म विनिश्चयतः 








प्रथमा एकवचन कृदन्त । दरिसण दर्शन-प्रथमा एक० । समासेण समासेन-तृतीया एक०। सुरणु शणु- 


बन ननाझनीनी "रन 3 ७०3 कम भननषिनन-+-नमकान+न बमिजन+ 3. ० ल्‍ ब्मन बममज न» 


निश्चय है । 

झ्रब इसी प्र्थंको श्लोकमें कहते है--ननु इत्यादि । श्रथं--वास्तवमे वतुका परिणाम 
ही निश्चयसे कर्म है, वह परिणाम अपने श्राश्रयभूत परिणामी द्रव्यका ही होता है, प्रन्यका 
नहीं होता । कर्म कर्ताके बिना नहीं होता, तथा वस्तुकी एक अवस्थारूप कूटस्थ स्थिति नहीं 
होंती, इस कारण वस्तु ही स्वयं झ्पने परिणामरूप कर्मका कर्ता है। भावार्थ--प्रत्येक वस्तु 
स्वयं ही स्वयंके परिणामको स्वयंकी परिणतिसे करता है यह निश्चयनयका सिद्धान्त है । 

भ्रव इसी अर्थंका समर्थन कलशरूप काव्यमे करते है--बहिलु ठति इत्यादि | अर्थ--- 
यद्यपि स्वयं प्रकाशरूप भ्रनंतशक्तिमान वस्तु बाहर लोटतो है तो भी श्रन्यवस्तु भ्रन्यवस्तुमे 
प्रवेश नहीं करती है । क्योकि सभी वस्तु अपने-अपने स्वभावमे नियत है ऐसा निर्णात हुम्रा 
है । ऐसा होनेपर भी अझहो, यह जीव अपने स्वभावसे चलायमान होकर आकुलित तथा मोही 
हुपआा बलेशरूप क्‍यों होता है ? भावार्थ--वस्तुस्वभाव नियमसे ऐसा है कि किसी वस्तुमें कोई 

अन्य वस्तु नहीं मिलती फिर तो यह बड़ा अज्ञान है कि यह प्राणी अपने स्वभावसे चलायमान 

होकर व्याकुल (क्लेशरूप) हो जाता है । 

प्रब फिर इसो प्रथंको श्लोकमें हृढ करते हैं--बस्तु इत्यादि । अर्थ--इस लोकमे 
एक वस्तु भ्न्य वस्तुकी नहीं है, इस कारण वस्तु बस्तुरूप ही है । ऐसा होनेपर ग्रन्यवस्तु 
बाहर लोटती हुई भी उसका क्‍या कर सकती है श्रर्थात्‌ कुछ भी नहीं कर सकती । 
भावार्थ--वस्तुका स्वभाव हो ऐसा है कि भअन्य कोई वस्तु उसे बदल नहीं सकती, यदि ऐसा 
न माना जाय तो चस्तुका बस्तुपना ही न रहेगा। तब अन्यका भ्रन्यने कुछ भी नही किया । 
जैसे चेतन वस्तुके एक ज्षेत्रावगाहरूप पुदूगल रहते है तो भी चेतनको जड़ पुद्गल अपने रूप 
तो नहीं परिणमा सकते तब चेतनका कुछ भी नहीं किया, यह निश्चयनयका मत है, और 
निमित्तन॑मित्तिक भावसे प्रन्य बस्तुके परिणाम होता है तो वह भी उस उपादानभूत वस्तुका 


सर्वविशुद्धज्ञानाधिकार ४७ 


स भवति नापरस्य परिणामिन एवं भवेत्‌ । न भवति कतृ शुन्यमिह कर्म न चेकतया स्थिति- 
रिह वस्तुनों भवतु करत तदेव तत: ॥२११॥ बहिलु ठति यद्यपि स्फुटदनंतशक्ति: स्वयं तथा- 


आज्ञार्थे लोटू मध्यम पुरुष एक० क्रिया । णिच्छयस्स निश्चयस्य-पष्ठी एक० । वयण वचन परिणामकर्य॑ 
परिणामकतं ज यत्‌-प्रथमा एकवचन । !होइ भवति-व० अ० ए० । चिट्रु चेप्टा-द्वि० एक०। कुव्वइ 


->ल-++>लिलननन ॑ञनननननन लत न + + नकल ५ “० >ौीतऔ+7+++++त> आर 2 अल 





ही है प्रन्यका कहना व्यवहार है । 

भ्रब यही प्र काव्यमें कहते है--यत्त इत्यादि । अर्थु--कोई वस्तु स्वयं परिणामी 
प्रन्य वस्तुका कुछ करती है ऐसा जो मत है वह मत व्यवहारनयको हृष्टिसे ही है निश्चयसे 
तो एकका दूसरा कुछ है हो नहीं । माधा्ें--एक द्रव्यके परिणशामनमभे अन्य द्रव्यको निमित्त 
देखकर यह कहा जाता कि प्रन्य द्रव्यने यह किया, निश्चयसे तो जो परिणाम हुआ वह ग्रपना 
ही हुआ दूसरेने उसमें कुछ भी लाकर नही रक्खा, ऐसा जानना । 

प्रसंगमविवरण---अनन्तरपूर्व. गाथाचतुष्कमें स्वपरिणमनरूप कतुत्वकों सिद्ध करनेके 
लिये नित्यानित्यत्वकी व्यवस्था बताई गई थो । अब इस गाथासप्तकमें वास्तविक कतु क्मत्व 
प्रभेद दर्शाया गया है । 

तथ्यप्रकाश--१-व्यवहारसे कर्ता कर्म भिन्‍न-भिन्‍न समझे जाते है, किन्‍्त्‌ निश्चयसे 
जो ही कर्ता है वही उसका कम है। २- व्यवहारसे श्रज्ञानी जीव स्वसंवेदनसे च्युत होता 
हुआ ज्ञानावरणादि कर्मोको करता है, किन्तु उनसे तन्‍्मय नहीं होता । ३- व्यवहारसे श्रज्ञानी 
जीव मन वचन कायके व्यापाररूप उपकरणोंके द्वारा कर्मोको करता है, किन्तु उन उपकरणों 
से तन्मय नही होता । ४-व्यवहारसे अज्ञानी जीव कर्मोको करनेके लिये योगव्यापाररूप उप- 
करणोंको ग्रहण करता है, किन्तु उनसे तन्मय नहीं होता । ५-जीब तो कर्म व योगव्यापारोंसे 
भिन्न टल्कयेत्की्ं एक ज्ञायकभावस्वरूप है, श्रत: कर्म व योग व्यापारोंस कभी भी तन्‍्मय नहीं 
होता । ६- व्यवहारसे ग्रज्ञानी जीव शुद्धात्मभावनोत्थ सहजानन्दकों न पाता हुग्ना शुभाशुभ 
कमंफलोंकोी भोगता है, किन्तु उनसे तन्‍्मय नहीं होता । ७- वास्तवमे श्रज्ञनी जीव शुद्धात्म- 
स्वरूपकी प्रतीतिके प्रभावमें प्रपने समुचित उपादानरूपसे मिथ्यात्वरागादिरूप भावकर्मकों 
करता है वह उस समय उस भावकमंसे अ्रनन्य है । ८५- वास्तवमें अज्ञानी जीव निए्चयरत्न- 
श्रयके भ्रभावमें सुखद :खादिके भोगनेके समय हपंविषादरूप चेष्टाको करता हुआ दुःखी होता है 
वह हषंविषादचेष्टासे भ्रशुद्धोपादानरूपसे भ्रनन्य है । ६- भ्रज्ञानी जीव स्वसहजात्मज्ञानसे च्युत 
होकर व्यवहारनयसे द्रव्यकरमंको करता है व भोगता है। १०- वास्तवमें भ्रुज्ञानी जीव कर्म॑- 
फलको भ्रात्मरूप मानता हुआ भ्रज्ञानरूप ज्ञानपरिणमनसे परिणमता है । 


भ्रधत समयसार 


प्यपरवस्तुनो विशति नान्यवस्त्वंतरं । स्वभावनियतं यतः सकलमेव वस्त्विष्यते स्वभावचल- 
नाकुल: किमिह मोहित: क्लिश्यते ॥+१२॥ वस्तु चैकमिह नान्यवस्तुनों येन तेन खलु॒बस्तु 
वस्तु तत्‌ । निश्चयोयमपरोडउपरस्य कः कि करोति हि बहिलु ठन्नपि ॥२१३॥ यक्तु वस्तु कुरु- 
तैहन्‍्यवस्तुन: किचनापि परिणामिन:ः स्वयं । व्यावहारिकहृशव तन्मतं नान्यदस्ति किमपोह 
निश्चयात्‌ ॥२१४।॥। ।॥| २४६-३५५ ॥। 
' क्रोति हवइ भवति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन । अणण्णों अनन्य.-प्र० ए० । से तस्था.-षष्ठी ए०। 
कुब्वंतो कुवेनु-प्रथणमा एक० कृदन्‍त | णिच्चदुक्खिओ नित्यदु:खित -प्रथमा एक०। तत्तो तत:ः-अव्यय । 
सिया स्यातृ-विधिलिडः अन्य पुरुष एकवचन । चेट्ठतों चेष्टमान:-प्रथमा एक०। दुही दु.खी-प्र० ए० | 
जीन जीन यम तक 4 026... न कप के उन सनम 

सिद्धान्त--- १- जीव व्यवहारनयसे द्रव्यकमंकों करता है । २- जीव व्यवहारनयसे 
कमंफलको भोगता है । ३-अज्ञानी जीव निश्चयसे मिथ्यात्वरागादिरूप भावकर्मको करता है। 
इ-जीव निश्चयसे हष॑विषादादिरूप परिणामकों भोगता है। ५- परमार्थसे भ्रात्मा कतृ त्व 
भोक्तृत्वसे शून्य है । 

हृष्टि---१- परकतृ त्व अनुपचरित ग्रसदुभूतव्यवहार (१२६) । २- परभोक्तृत्व 
ध्रनुषचरित अ्रसदूभूतव्यवहार (१२६अ)। ३-प्रशुद्धनिश्ववनय (४७) । ४-प्रशुद्धनिश्वयनय 
(४७) । ४-शुद्धनय, शुन्यनय (४६, १६८५, १७३) । 

प्रयोग--बाह्य पदार्थके करने भोगनेकी अ्रसंभवता जानकर, रागादिक श्रशुद्ध परिणा- 
मोंके करने भोगनेको अपराध जानकर, उन सबसे हटकर सहज चित्स्वरूप भ्रन्तस्तत्त्वमें उप- 
योग लगाना ॥| २४६-३५५॥ 

भ्रब इस निश्चयव्यवहारनयके कथनकों हशंत द्वारा स्पष्ट करते है-- [यथा ] जंसे 
[सेटिका तु] सफेदी-कलई-खड़िया मिट्टो तो [परस्य न] परकी याने दीवार आदिकोी नहीं है 
[सेटिका ] सफेदी तो [सा चर सेटिका भवति ] वह सफेदी ही है [तथा] उसी प्रकार [शा- 
यकः तु] ज्ञायक आत्मा तो [परस्य न] परद्रव्यका नही है. [ज्ञायकः स त्‌ ज्ञायकः] ज्ञायक 
तो वह ज्ञायक ही है। [यथा] जैसे [सेटिका तु] सफेदी [परस्यथ न] परद्रव्यकी नहीं है 
[सेटिका सा व सेटिका भवति] सफेदी तो वह सफेदी हो है [तथा] उसी प्रकार [दर्शकः तु] 
देखने वाला भात्मा [परस्य न] परका नहीं है [सेटिका सा च सेटिका भवति] सफेदो तो 
वह सफेदो ही है [तथा] उसी प्रकार [दर्शकः तु] देखने वाला श्रात्मा [परस्य न] परका 
नहीं है [दर्शकः स तु दर्शकः | दर्शक तो वह दर्शक ही है [यथा] जैसे [सेटिका तु] सफेदी 





वैनननननन+- तन न 


संवविशुद्धज्ञानाधिकार ५८१ 


जह सेडिया दु ए्‌ परस्स सेडिया सेडिया य सा होह । 

तह जाणओ दु ण्‌ परस्स जाणओ जाणओ सो दु ॥३५६॥ 
जह सेडिया दु ण परस्स सेडिया सेडिया य सा होह । 

तह पासओो दु ण्‌ परस्स पासओ पासओ सो दु ॥३४७॥ 
जह सेडिया दु ण परस्स सेडिया सेडिया दु सा होह । 

तह संजओ दु ण परस्स संजओ्रो संजओ सो दु ॥३५४८॥ 
जह सेडिया दु ण्‌ परस्स सेडिया सेडिया दु सा होदि । 
तह दंसणं दु ण्‌ परस्स दंसगणं दंसणं त॑ं तु ै॥३२४६।॥ 
एवं तु गिच्छयणयस्स भासियं णाणदंसणचरित्ते । 

सुणु ववहारणयस्म ये वत्तव्वं से समासेश ॥३६०॥ 

जह परदव्वं॑ सेडदि हु सेडिया अपणो सहावेण । 

तह परदव्व॑ जाणइ णाया वि सयेण भावेण ॥३६१॥ 
जह परदवब्बं सेडदि हु सेडिया अप्पणो सहावेण । 

तह परदव्व॑ पर्सइ जीवोवि सग्रेण भावेण ॥३६२॥ 

जह परदव्ब॑ सेडदि हु सेडिया अप्पणों सहावेण । 

तइ परदव्बं॑ विजहइ शायावि सग्रेण भावेण ॥३६३॥ 





नामसंज्ञ-जह, सेडिया, दु, ण, पर, य, त, तह, जाणअ, त, पासअ, सजअ, दसण, एवं, तु, णिच्छ- 


यणय, भासिय, णाणदसणचारित्त, ववहा रणय, वत्तव्व, त, समास, णाया, वि सय भाव, परदव्ब, अप्प, 


[परस्य न] परपदार्थ दीवार आदिकी नहीं है [सिटिका] सफेदी [सा वर सेटिका भवति] तो 
सफेदी ही है [तथा | उसी प्रकार [संबतः तु] सयत याने त्याग करने वाला ग्रात्मा [परस्य 
न] परद्रव्यका नही है [संयतः स तु संयतः| संयत तो वह संयत ही है [यथा | जेसे [सेटिका 
तु) सफेदी [परस्य न] परद्रव्यकी नहीं है, [सेटिका सा व सेटिका भवति] सफेदी तो वह 
सफेदी ही है [तथा] उसी प्रकार [दर्शन तु] श्रद्धान [परस्य न] परपदार्थंका नहो है [दर्शन 
तत्तु दर्शनं] श्रद्धान तो वह श्रद्धान ही है। [एवं तु] इस प्रकार [ज्ञानदर्शनचरित्रे] ज्ञान, दर्शन 
भौर चारित्रमें [निश्चयनयस्य भाषितं | निश्वयनयका कथन है [तस्य च| प्रब उस सम्बंध 





श्परे समयसार 


जह परदव्बं सेडदि हु सेडिया अथणो सहावेण । 
तह परदव्व॑ सदहह सम्मादिद्दी सहावेण ॥३६४॥ 
एवं ववहारस्स दु विशिच्छओ णाणदंसणचरित्ते। 
भणिओ अण्णेसु वि पज्जएसु एमेव णायव्वो ॥३९४॥ (दशकम्‌) 
ज्यौँ सेटिका न परकी, सेटिका सेटिका ही होतो है । 
त्यौं ज्ञायक नहिं परका, ज्ञायक ज्ञायक हि होता है ॥३४५६॥ 
ज्यों सेटिका न परकी, सेटिका सेटिका हो होतो है । 
त्यों दर्शक नहिं परका, दर्शक दर्शक हिं होता है ॥३५७॥ 
ज्यों सेटिका न परकी, सेटिका सेटिका ही होती है ! 
त्यों संयत नाहि परका, संयत्त संबत हिं होता है ॥३५८॥ 
ज्यों सेटिका न परकी, सेटिका सेटिका हो होतो है । 
त्यों दर्शन नहिं परका, दर्शन दर्शन हि होता है ॥३५६॥ 
यौं निश्चयका आश्रय, दर्शन ज्ञान चारित्रमें माषित । 
अब व्यवहाराशयको, सुनो सुसंक्षेप्में कहते ॥२६०॥ 
ज्यों परको श्वेत करे, सेटिका वहां स्वकीय प्रकृतीसे । 
त्यौं परको जाने यह, ज्ञाता भि स्वकीय भाव हि से ॥३६१॥ 
ज्यों परको श्वेत करे, सेटिका वहां स्वकोय प्रकृतीसे । 
त्योँ परको देखे यह, श्रात्मा भि स्वकीय भाव हि से ॥३६२॥ 
ज्यों परको श्वेत करे, सेटिका वहां स्वकीय प्रकृतीसे । 
त्योँ परको त्यागे यह, शआ्रात्मा भि स्वकीय भाव हि से ॥३६३॥ 





सहाब, सम्मादिद्‌ठि, विणिच्छय, णाणदसणचरित्त, भणिअ, अण्ण, पज्जय, एमेव, णायव्व । धातुसंज्ञ-- 
हो सत्ताया, सुण श्रवरे, सेड स्वेतीकरणे, जाण अवबोधने, थास दर्शने, वि जहा त्यागे, सद्‌ दह धारणो। 
में [समासेन व्यवहारनयस्थ वक्तव्य श्वृणु | संक्तेपसे व्यवहारनयका कथन सुनो । 

[यथा] जैसे [सेटिका श्रात्मनः स्वभावेन] सफेदी श्रपने स्वभावसे [परद्रव्यं सेटयति] 
'परद्रव्यको याने दीवार आदिको सफेद करती है [तथा] उसी प्रकार [ज्ञाता भ्रपि स्वकेन 
'भावेन परद्रव्यं जानाति] ज्ञाता भी अपने स्वभावसे परद्रव्यको जानता है [यथा] जैसे 
/[सेटिका आत्मनः स्वमावेस परद्रव्यं सेटयति ] सफेदी श्रपने स्वभावसे परद्रव्यको सफेद करती 





सर्वविशुद्धश्ञानाधिकार ५८३ 


ज्याँ परको श्वेत करे, सेटिका वहां स्वकोय प्रकृतीसे । 

त्यों परको सरधाने, सम्यग्हष्टो स्वभाव हिं से ॥३६४॥ 

यां व्यवहार विनिश्चय, दर्शन ज्ञान चारित्रमें जानो । 

ऐसा हो अन्य सकल, पर्यायोंमें भि नय जानो ॥३६५॥ ' 
यथा सेटिका तु न परस्य सेटिका सेटिका च सा भवति । तथा ज्ञायकस्तु न परसर्प ज्ञायको ज्ञायक: स तु ॥। 
यथा सेटिका तु न परस्य सेटिका सेटिका च सा भवति | तथा दर्शकस्तु न परस्य दर्शको दर्शक: स तु ॥ 
यथा सेटिका तु न परस्य सेटिका सेटिका च सा भवति । तथा संयतस्तु न परस्य सयतः संयतः स तु ॥ 
यथा सेटिका तु न पररय सेटिका सेटिका च सा भवति । तथा दर्शनं तु न परस्य दहन दर्शन तत्तु।॥ 
एवं तु निशचयनयस्य च भाषित ज्ञानदर्शनचरित्रे । श्यणु व्यवहारनयस्य च वक्तव्यं तस्थ समासेन ॥ 
यथा परद्रव्य सेटयति खलु सेटिकात्मन. स्वभावेन । तथा परद्रव्य जानाति ज्ञातापि स्वकेन भावेन ॥ 
यथा परद्रव्यं सेटयति सेटिकात्मन. स्वभावेन। तथा परद्रव्यं पश्यति ज्ञातापषि स्वकेन भावेन ॥ 
यथा परद्रव्य सेटयति सेटिकात्मन: स्वभावेन। तथा परद्रव्य विजहाति ज्ञातापि स्वकेन भावेन ॥। 
यथा परद्रब्य सेटयलि सेटिकात्मन' स्वभावेन। तथा परद्रव्यं श्रद्धत्ते ज्ञातापि स्वकेन भावेन || 
एवं व्यवहारस्थ तु विनिश्चयों ज्ञानदर्शनचरित्रे। भणितोब्न्येष्वपि पर्यायेषु एवमेव ज्ञातव्य: ॥ 


सेटिकान्र तावच्छुवेतगुणनिर्भरस्वभावं द्रव्य । तस्य तु व्यवहारेण एवैत्यं कुड्यादिपर- 
द्रव्य । अ्रथात्र कुड्यादे: परद्रव्यस्य श्वैत्यस्य श्वेतयित्री सेटिका कि भवति कि न भवतीति तदु- 


प्रातिपदिक -यथा की त न, पर, च, ततू, तथा, झ्ायक, दर्शक, समत, दर्शन, एवं, तु, निश्चयनय, 
भाषित, ज्ञानदरनचरित्र हारनय, वक्तुह्म:वत्‌, समास, ज्ञातृ, अपि, स्वक, भाव, परद्र॒व्य, आत्मन, 


है [तथा | उसी प्रकार [जोवः भ्रपि स्वकेन भावेन परद्रव्यं पश्यति | जीव भी अपने स्वभाव 
से परद्रव्यको देखता है [यथा | जैसे [सेटिका भ्रात्मसगः स्वभाबेन परद्रव्यं सेटयति] सफेदी 
अ्रपने स्वभावसे परद्रव्यकों सफेद करती है [तथा] उसी प्रकार [ज्ञाता श्रपि स्वकेन भावेन 
परद्रव्यं सेटयति] ज्ञानी भी अपने स्वभावसे परद्रव्यकों छोड़ता है [यथा] जैसे [सिटिका 
प्र/त्मनः स्वभावेन परद्रव्यं सेटयति] सफेदी अपने स्वभावसे परद्रव्यकों सफेद करतो है [तथा] 
उसी प्रकार [सम्यग्हष्टि: स्वभावेन परद्रव्यं भद्धते] सम्यग्दृष्टि अपने स्वभावसे परद्रव्यको 
श्रद्धान करता है [एवं तु) इस प्रकार [ज्ञानदर्शनचरिश्रे | ज्ञान, दर्शन और चारित्रमें | व्यव- 
हारनयस्थ विनिश्चयः | व्यवहारनयका निर्णय [भरितः] कहा गया है [एवं अन्येषु पर्या- 
येषु अ्रपि ज्ञातव्यः | इसी प्रकार प्रन्य पर्यायोंमें भी जानना चाहिये। 

तात्पर्ये--प्रात्मा स्वयंभे अपने उपयोग परिशामरूप परिणमता है यह निश्चयनयका 
सिद्धान्त है और उपयोगके विषयभूत पदार्थके प्रति झ्रात्माका कतृ वव बताना व्यवहार्नयका 
विनिश्चय है । 


श्८ड समयसार 


भयतत्त्वसंबंधो मीमांस्यते--यदि सेटिका कुश्यादेभंवति तदा यस्य यद्भवति तत्तदेव भवतति 
यथात्मनो ज्ञानं भवदात्मैव भवतीति तत्त्वसंबंधे जीवति सेटिका कुड्यादेभंवंती कुड्यादिरेव 
भवेत्‌, एवं सति सेटिकाया: स्वेद्रव्योच्छेद: । न च द्रव्यांतरसंक्रमस्य पूर्वमेव प्रतिषिद्धत्वादूद्र- 
व्यस्यास्त्युच्छेदः, ततो न भवति सेटिका कुड्यादे: । यदि न भवति सेटिका कुड्चादेस्ताहि कस्य 
सेटिका भवति ? सेटिकाया एवं सेटिका भवति । ननु कतरान्या सेटिका सेटिकाया यध्याः 
सेटिका भवति ? न खल्वन्या सेटिका सेटिकाया: । कितु स्वस्वाम्यंशावेवान्यों । किमन्र साध्यं 
स्वस्वाम्यंशव्यवहारेश ? न किमपि । तहि न कस्यापि सेटिका, सेटिका सेटिकैवेति निश्चय: । 





सम्यरह्टि, स्वभाव, वितिदचय, ज्ञानदर्शनचारित्र, भणित, अन्य, पर्याय, एवं, एव, ज्ञातव्य। मूलघातु-- 
मै सत्तायां, श्रु अ्वरे भ्वादि, षिट अनादरे म्वादि णिजन्त, ज्ञा अवबोधने, हृशिर्‌ प्रेक्षणे, वि ओहाक्‌ 
त्यागे जुहोत्यादि, श्रद्‌ डुधाज्‌ धारणपोषणयो: । पदविबरण--जह यथा-अव्यय । सेडिया सेटिका-प्रथमा 
एक० । दु तु ण न-अव्यय । परस्स परस्य-षष्ठी एक०। ये च-अव्यय । सा-प्र० ए० | होइ भवति-वर्त- 
मान लट अन्य पुरुष एक० क्रिया | तह तथा-अव्यय । जाणओ ज्ञायक'-प्र० ए०। पासओ दशेक.-प्रथमा 

टीकार्थ --इस लोकमें खड़िया (सफेदी) श्वेतगुणरस भरा हुआ्ना द्रव्य है। कुटी, भीत 
प्रादि परद्रव्य व्यवहारसे श्वैत्य है । श्रब खड़िया श्रौर परद्रव्य दोनोंमें परमार्थसे क्या संबंध 
है ? इसका विचार किया जा रहा है कि श्वेत करने योग्य कुटी आदि परद्रव्यकी श्वेत करने 
जाली खड़िया है या नहीं ? यदि सेटिका भीत श्रादि परद्रव्यकी है, तो ऐसा न्याय है कि जो 
जिसका हो वह उस स्वरूप ही होता है । जैसे भ्रात्माका ज्ञान भ्रात्मस्वरूप ही है। ऐसा पर- 
मार्थरूप तत्त्वसंबंध जीवित (विद्यमान) होनेपर सेटिका भीत आरादिकी होती हुई भीत श्रादि 
के ध्वरूप ही होनी चाहिये, ऐसा होनेपर सेटिकाके निजद्रव्यका तो प्रभाव हो जायगा; परंतु 
एकद्रव्यका भ्रन्यद्रव्यरूप होना तो पहले ही प्रतिपिद्ध हो जानेसे द्रव्यका उच्छेद नही है । 
इस कारण खड़िया कुटी श्रादि परद्रव्यकी नहीं है । प्रश्न--यदि खड़िया भीत ग्रादिकी नही 
है तो किसकी है ? उत्तर--खड़िया खड़ियाकी ही है । प्रश्त--वह प्रन्य खड़िया कौनसी 
है जिस खड़ियाकी यह खड़िया है ? उत्तर--खड़ियासे भिन्न अन्य कोई खड़िया नही है, 
किन्तु खड़ियाके स्वस्वामिरूप भ्रंश ही भ्रन्य कहे जाते हैं । प्रश्त - यहाँ स्वस्वामि अंशके व्यव- 
हारसे क्या साध्य है ? उत्तर--कुछ भी नहीं । इससे यह सिद्ध हुप्ला कि खड़िया भ्रन्य किसी 
की भी नहीं, खड़िया खड़िया ही है ऐसा निश्चय है । जैसा यह दृशंंत है बैसा ही यह दार्शन्त 
है-- इस लोकमें प्रथम तो चेतनेवाला प्रात्मा ज्ञानगुरासे भरे स्वभाव वाला द्रव्य है, उसका 
व्यवहारसे जानने योग्य पुदूगल श्रादिक परद्रव्य है। श्रब यहाँ ज्ञेप पुद्गल झ्रादि परद्रव्यका 


सर्वविशुद्धज्ञानाधिकार भ्८५ 


यथा हृष्टान्तस्तथायं दार्शान्तिक:--चेतयितात्र ताबद ज्ञानगुणनिभेरस्वभावं द्रव्यं तस्य तु व्यवहा- 
रेण शेयं पुद्गलादि परद्रव्यं । श्रथात्र पुदूगलादे: परद्रव्यस्य शेयस्य ज्ञायकश्चेतयिता कि भवति 
कि न भवतीति ? तदुभयतस्बसंबंधो मीमांस्यते । यदि चेतयिता पुदूगलादेभ॑वति तदा यस्य 
यद्धभुवति तत्तदेव भवति यथात्मनों ज्ञानं भवदात्मेव भवति इति तत्त्वसंबंधे जोवति चेतयिता 
पुद्गलादेभवन्‌ पुद्गलादिरेव भवेत्‌, एवं सति चेतयितुः स्वद्रव्योच्छेद: । न च॒ द्वव्यांतरसंक्रमस्य 
एकवचन । सजओ संयतः:-प्रथमा एक० । दसण दर्शन-प्र० ए०। एव-अव्यय । णिच्छुयणयस्स निश्चय- 


नयस्य-षष्ठी एक०। भासिय भाषित-प्रथमा एक० कृदन्त | णाणदंसणचरित्ते ज्ञानदर्शनचरित्रे-सप्तमी 
एक० दन्द्समास, सुणु शणु-आज्ञार्थे लोट मध्यम पुरुष एक० क्रिया । ववहारणयस्स व्यवहारनयस्य- 


ज्ञायक चेतयिता ग्रात्मा वछ होता है या नही ? ऐसा उन दोनोंका तात्त्विक सम्बन्ध विचारा 
जाता है। यदि चेतयिता गआरात्मा पुदूगल श्रादि परद्रव्यका है तो यह न्याय है कि जो जिसका 
हो वह वही है अन्य नहीं । जैसे कि आत्माका होता हुझा ज्ञान आत्मा हो है ज्ञान कुछ पृथक्‌ 
द्रव्य नही है । ऐसे परमार्थरूप तत्त्वसंबंधके जीवित (विद्यमान) होनेपर आत्मा पुदूगलादिक 
का होवे तो वह चेतयिता पुद्गलादिक ही होना चाहिये। ऐसा होनेपर पआ्रात्माके स्वद्रव्यका 
प्रभाव हो जायगा, किन्तु द्रव्यका ग्रभाव नही होता, क्‍योंकि भ्रन्यद्रव्यकों पलटकर भ्रन्य 
द्रव्य होनेका निषेध तो पहले ही कह आये है । इसलिये चेतयिता आत्मा पुद्गलादिक परद्रव्य 
का नही होता । प्रश्न-चेतविता ग्र/त्मा पुदूगलादि परद्रव्यका नही है तो किसका है ? उत्तर- 
चेतयिताका ही चेतयिता है । प्रश्न-- वह दूसरा चेतथिता कौनसा है जिसका यह चेतगिता 
है ? उत्तर--चेतयितासे भ्रन्य कोई चेतयिता नही है, किन्तु स्वस्वामिञ्रंश ही अन्य कहे जाते 
हैं । प्रश्न- यहां स्वस्वामिग्नंशके व्यवहारसे क्‍या साध्य है ? उत्तर-कुछ भी नही । भ्रतः यह 
सिद्ध हुआ्ला कि ज्ञायक है वह निश्चयसे श्रन्य किसीका ज्ञायक नही है, ज्ञापक ज्ञायक ही है 
ऐसा निश्चय है । 

किज्च--यहाँ खड़िया प्रथम तो श्वेत गुणसे भरे स्वभाव वाला द्रव्य है। दीवार 
कुटी ग्रादि परद्रव्य व्यवहारसे श्वैत्य है। प्रब श्वेत करने योग्य कुटी श्रादि परद्रव्यकी श्वेत 
करने वाली खड़िया क्‍या है या नहीं ? इस प्रकार उन दोनोंका तात्त्विक संबंध विचारा जा 
रहा है-पदि खड़िया कुटी प्रादिकको है तो यह न्याय है कि जिसका जो हो वह वही है भ्रन्‍्य 
नहों है | जैंस कि श्रात्माका होता हुमा जान श्रात्मा हो है। ऐसे परमार्थेरूप संबंधके विद्य- 
मान होनेपर खड़िया कुटी भ्रादिकी यदि हो तो कुटी आ्रादिक ही होनी चाहिये । ऐसा होनेपर 
खड्डियाके स्वद्रव्यका नाश हो जायगा, कितु द्रव्यका उच्छेद नहीं होता, क्योंकि एक द्वव्यका 





५८६ समयतसार 


पूर्वमिव प्रतिषिद्धत्वादद्रव्यस्यास्त्युच्छेद: । ततो न भवति चेतयिता पुदूगलादे: । यदि न भवति 
चेतथिता पुद्गलादेस्तहि कस्य चेतयिता भवति ? चेतयितुरेव चेतयिता भवति । ननु कतरोन्य* 
एचेतयिता चेतयितुर्यस्य चेतयिता भवति ? न खल्वन्यश्वेतयिता चेतयितु:, कितु स्वस्वाम्यंशा- 
वेबान्यो । किमत्र साध्य स्वस्वाम्यंशव्यवहारेशा ? ते किमपि | तहिं न कस्यापि ज्ञायक: । 
शायको ज्ञायक एवेति निश्चयः । कि च सेटिकात्र ताबच्छवेतगुरानिर्भरस्वमाव द्रव्यं तत्य तु 
व्यवहारेण स्वैत्यं कुड्यादि परद्वव्यं । अथात्र कुड्यादेः परद्रव्यस्य श्वैत्यस्य श्वेतयिश्री सेटिका 
कि भवति कि ने भवतीति ? तदुभयतत्त्वसंबंधो मीमांस्यते । यदि सेटिका कुड्यादेभवति तदा 
बष्ठी एक० । वत्तव्व वक्तव्य-प्रथमा एक० । से तस्य-षष्ठी एक०। समासेण समासेन-तृतीया एक०। 
जह यथा-अव्यय । परदव्व परद्रव्यं-द्वितीया एक० | सेडदि सेटयति-वरतमान लट्‌ अन्य पुरष एकवचन 


अ्रन्यद्रव्यरूप पलटनेका पहले ही निषेध कर चुके है। इस कारण खड़िया कटी भ्रादिकी नहीं 
है । प्रश्न- सेटिका कटो झ्ादिको नही है तो किसकी है ? उत्तर--सेटिका सेटिकाकी हो है । 
प्रश्न- वह दूसरी सेटिका कौनसी है कि जिसको यह सेटिका है ? उत्त--दूसरी सेटिका तो 
नहीं है कि जिसकी यह सेटिका हो सके, किन्तु स्वस्वामिप्रृश ही भ्रन्य है । प्रश्न--यहां स्व- 
स्वामिश्नंशके व्यवहारसे वया साध्य है ? उत्तर-कुछ भी नही । तो यह सिद्ध हुप्ना कि सेटिका 
किसीकी भी नहीं, सेटिका सेटिका ही है ऐसा निश्चय है | जैसे यह दृष्टांत है वैसे यह दार्शन्त 
है--यहां चेतयिता आ॥रात्मा दर्शनगुणसे परिपूर्ण स्वभाव वाला द्रव्य है, पुदूगल श्रादि परद्रव्य 
व्यवहारसे उस चेतयिताका दृश्य है | भ्रब यहाँ दोनोका परमार्थभूत तत्त्वरूप सम्बन्ध विचा- 
रते हैं कि दृश्य पुदूगल आदि परद्रव्यका दशक चेतयिता कुछ है या नहीं ? यदि चेतथिता पुदु- 
यल द्रव्यादिका है तो यह न्याय है कि जो जिसका होता है वह वही है श्रन्य नही है । जैप 
कि आात्माका होता हुआ ज्ञान आत्मा ही है, ज्ञान भिन्न द्रव्य नही है। ऐसे तत्त्वसम्बन्धके 
विद्यमान होनेपर चेतयिता पुद्गल ग्रादिका होता हुप्ना पुदूगल श्रादिक ही हो सकेगा, भिन्न 
द्रव्य न हो सकेगा । ऐसा होनेपर चेतयिताके स्वद्रव्यका नाश हो जायगा, परन्तु द्रव्पयका नाश 
होता नही, क्‍योंकि श्रन्य द्रव्यकों पलटकर भ्रन्य द्रव्य होनेका पहले ही निषेध कर चुके है । 
इसलिये यह ठहरा कि चेतयिता पुदुगल द्रव्य आदिका नही है। प्रश्न--चेतयिता पुद्गलद्रव्य 
श्रादिका नही है तो किसका है ? उत्तर--चेतयिताका हो चेतयिता है । प्रश्न--वह दूसरा 
चेतयिता अन्य कौन है जिसका यह चेतयिता है ? उत्तर--चेतथितासे भ्रन्य तो चेतयिता नही 
है । तो क्या है ? स्वस्वामिग्रंश ही प्रन्य है । प्रश्न--यहाँ स्वस्वामिप्रंशके व्यवहारसे क्या 
साध्य है? उत्तर--कुछ भी नहीं। तब यह ठहरा कि च्ेतयिता किसीका भी दर्शक नहीं 





सवंविशुद्धजञानाधिकार भ्८७ 


यस्य यद्भवति तत्तदेव भवति यथात्मनों ज्ञानं भवदात्मैेव भवतोति तत्त्वसंबंधे जीवति सेटिका 
कुड्यादेभ॑बंती कुड्यादिरेव भवेत्‌, एवं सति सेटिकाया: स्वद्रव्योच्छेद:। न च द्वव्यांतरसंक्रमस्य 
पूर्वमेव प्रतिषिद्धत्वाद द्रव्यस्यास्त्युच्छेद: । ततो न भवति सेटिका कुड्यादे: । यदि न भवति 
सेटिका कुड्यादेस्ताहि कस्य सेटिका भवति ? सेटिकाया एवं सेटिका भवति । ननु कतरान्या 
सेटिका सेटिकाया: यस्या: सेटिका भवति ? न खल्वन्या सेटिका सेटिकाया: शितु स्वस्वाम्यंशा- 
वेवान्यों । किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण ? न किमपि। तहि न कस्यापि सेटिका 
सेटिका सेटिकंवेति निश्चयः । यथायं हृशंतस्तथायं दार्शन्तिक:--चेतथितात्र तावहर्शनगुणनि 


क्रिया । हु खलु-अव्यय । सेडिया सेटिका-प्रथमा एक० । अप्पणों आत्मन'-षष्ठी एक० । सहावेण स्वभा 


है, दशक दर्शक हो है । भ्रपि च--यहाँ सेटिका जिसका स्वभाव श्वेतगुणासे भरा है एक द्रव्य 
है, उसका व्यवहारसे श्वेत करने योग्य कुटो भ्रादि परद्रव्य है । भ्रब यहाँ दोनोका परमा्थंसे 
सम्बंध विचारा जा रहा है--श्वेत करने योग्य कुटी श्रादि परद्रव्यकी श्वेत करने वाली सेटिका 
क्‍या है या नही ? यदि सेटिका कुटी झादिकों है तो यह न्याय है कि जो जिसका हो वह 
वही है ग्रन्य नहीं है | जैसे कि आ्रात्माका होता हुझ्ना ज्ञान आत्मा ही है भ्रन्य द्रव्य नही है । 
ऐसे परमार्थरूप तत्त्व सम्बंधके जोवित (विद्यमान) होनेपर सेटिका कुटी श्रादिकी होती हुई 
कुटी ञ्रादि हो होगी । ऐसा होनेपर सेटिकाके स्वद्रव्यका उच्छेद हो जायगा सो द्रव्यका उच्छेद 
नही होता, बयोकि अन्य द्रव्यको पलटकर स्रन्य द्रव्य होनेका निषेध पहले कर चुके है । इस 
लिये सेटिका कुड्यादिककों नही है । प्रश्न--सेटिका कुटो आ्रादिको नहीं है तो किसको है ? 
उत्तर--सेटिका सेटिकाकी ही है । प्रश्न--वह दूसरी सेटिका कौनसी है जिसको यह सेटिका 
है । उत्तर--इस सेटिकासे प्रन्य सेटिका तो नहीं है। तो क्‍या है ? स्वस्वामिग्रश हैं वे ही 
ग्रन्य है । स्वस्वाभिप्नंशसे निश्चयनयमें क्या साध्य है? कुछ भी नहीं । तब यह ठहरा कि 
कि सेटिका अन्य किसोकी भी नहीं है सेटिका सेटिका ही है ऐसा निश्चय है । जैसा यह 
दृशान्त है वसा यह दार्शन्त है इस जगतमें चेतयिता भ्रात्मा ज्ञान दशन गुणसे परिपृर्ण परके 
झ्रपोहन याने त्यागरूप स्वभाव वाला द्रव्य है, पुद्गल ग्रादि परद्रव्य व्यवहारसे उस चेतयिता 
का श्रपोद्य याने त्याज्य है । भ्ब यहाँ दोनोके परमारथ्थत्तत्वरूप सम्बन्ध बिचारा जा रहा है- 
त्यागने योग्य पुदुगल आदि परद्रव्यका त्यागने वाला चेतयिता कुछ है या नहीं ? यदि चेत- 
यिता पुद्गल आदि परद्रव्यका है तो यह न्याय है कि जिसका जो हो वह वही है जैसे कि 
प्रात्माका ज्ञान प्रात्माका होता हुप्ना झ्राव्मा ही है प्रन्य द्रव्य नही । ऐसा तत्त्वसम्बन्ध विद्य- 
मान होनेपर जेतयिता पुदुगल श्रादिका होता हुआ पुदूंगल झ्ोदडिक ही होगा । ऐसा होनेपर 


श््प८ समयसार 


भरस्वभावं द्रव्यं॑ तसथ॑ तु व्यवहारेश! दृश्य॑ पुद्गलादि परद्रव्यें । श्रथात्र पुंदुगलादे: पैरद्रव्य॑स्य॑ 
दृश्यस्य दर्शकश्चेतयिता कि भवति कि न भवतोीति ? तदुभयतत्त्वसंबंधो मीमांस्यते--यदि 
चेतयिता पुदूगलादेभ॑वति तदा यस्य य्भुवति तत्तदेव भवति यथात्मनो ज्ञानं भवदात्मैव भवति 
इति तस्वसंबंधे जीवति चेतयिता पुदुगलादेभवन्‌ पुदूगलादिरेव भवेत्‌ । एवं सति चेतथितु: 
स्वद्रव्योच्छेदः । न च॒ द्रव्यांतरसंक्रमर्य पूर्वभेव प्रतिषिद्धत्वात्‌ द्रव्यस्यास्त्युच्छेद: ? ततो न 
भवति चेतयिता पुद्गलादेः । यदि न भवति चेतयिता पुदुमलादेस्तहि कस्य चेतयिता भवत्ति ? 
चेतयितुरेव चेतयिता भवति । ननतु कतरोन्यश्चेतयिता चेतयितुर्यस्थ चेतयिता भवति ? न॑ 





वेन-तृतीया एक० । जाणइ जानाति-वतेमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन । णाया ज्ञाता-प्रथमा एकवचन । 


चेतयिताके स्वद्रव्यका उच्छेद हो जायगा, किन्तु : द्रव्यका उच्छेद होता नहीं, क्योंकि प्रन्यद्रव्य 
को पलटकर अन्यद्रव्य होनेका प्रतिषेध पहले ही कर चुके है। इसलिये चेतयिता पुदृगलादिक 
का नहीं हो सकता । प्रश्न--चेतयिता पुदगल श्रादिका नहीं है तो चेतयिता किसका है? 
उत्तर--चेतयिताका ही चेतयिता है । प्रश्न--वह दूसरा चेतयिता कौनसा है जिसका यह 
चेतयिता है ? उत्तर-चेतयितासे अन्य चेतयिता तो नही है। तो क्‍या है ? स्वस्वामिश्रंश 
ही ग्रन्य है। प्रश्न--यहाँ स्वस्वामिश्रंशके व्यवहारस क्‍या साध्य है ? उत्तर--कुछ भी नही । 
तब यह ठहरा कि श्रपोहक (त्यागने वाला) किसीका भो नहीं है, भ्रपोहक श्रपोहक ही है ऐसा 
निश्चय है । 

ग्रब व्यवहारका व्याख्यान किया जाता है जैसे श्वेतगुणसे परिपुर्णा स्वभाववाली वही 
सेटिका स्वयं कटी आ्रादि परद्रव्यके स्वभावसे नहीं परिणमतो हुई तथा कुड्यादिक परद्रव्यको 
ग्रपने स्वभावसे नही परिणमाती हुई, जिसको कुड्यादि परद्रव्य निमित्त है, ऐसे भ्पने श्वेत- 
गुणासे भरे स्वभावके परिणामसे उपजती हुई सेटिका जिसको निमित्त है, ऐसे अपने कुड्यादि 
स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होते हुए कुड्यादि परद्रव्यको अपने स्वभावसे सफेद करतो 
है । ऐसा व्यवहार किया जाता है । उसी तरह ज्ञानगुणासे परिपूर्ण स्वभाव वाला चेतयिता 
श्रात्मा भी स्वयं पुदंगलादि परद्रव्यके स्वभावसे परिणामित नही होता हुआ और पुदुगल ग्रादि 
प्रद्रव्यकोीं ग्रपने स्वभावसे न परिणमाता हुआ तथा जिसको पुदुगल श्रादि परद्रव्य निमित्त है 
ऐसे अपने ज्ञानगुरासे भरे स्वभावके परिणामसे उत्पन्न होता हुआ्ना, जिसको चेतयिता निमित्त 
है ऐसे अपने स्वभावके परिणामसे उत्पन्न होते हुए पुदुगलादि परद्रव्यकों अपने स्वभावसे 
जानता है, ऐसा व्यवहार किया जाता है | किव्च--जैसे श्वेतगुणसे परिपूर्णा स्वभाव वाली 
वही सेटिका स्वयं कुड्यादि परद्रव्यके स्वभावसे परिणमन नहीं करती हुई, और कुड्यादि 


सर्वविशुद्धश्ञानाधिकार भ्र८8 


खल्वन्यश्चेतयिता चेतयितु: कितु स्वस्वाम्यंशावेवान्यी । किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण ? 
ने किमपि । तहि न कस्यापि द्शकः, दर्शकों दर्शक एवेति निश्चय: । अपि च सेटिका 
तावच्छवेतगुणनिर्भ रस्व भाव द्रव्यं तस्य तु व्यवहारेण श्वैत्यं कुड्यादि परद्वव्यं । अथान्र कुड्यादेः 
परद्रव्यस्य श्वेत्यस्य श्वेतयिन्री सेटिका कि भवति कि न भवतीति ? तदुभयतत्त्वसंबंधों मीमां- 
स्पते । यदि सेटिका कुड्यादेभवत्ति तदा यस्य यद्भुवति तत्तदेव भवति यथात्मनों ज्ञानं भवदा- 
त्मेव भवति इति तत्त्वसंबंधे जीवति सेटिका कुड्यादेभंवंती कुड्यादिरेव भवेत्‌ । एवं सति सेटि- 
कायाः स्वद्रव्योच्छेद: । न च॒ द्रव्यांतरसंक्रमस्य पूर्वमेव प्रतिषिद्धत्वाद द्रव्यस्यास्त्युच्छेद: ? ततो 
न भवति सेटिका कुड्यादे: । यदि न भवति सेटिका कुड्यादेस्तहि कस्य सेटिका भवति ? सेटि- 
काया एवं सेटिका भवति । ननु कतरान्या सेटिका सेटिकाया यस्या: सेटिका भवति ? न 
खल्वन्या सेटिका सेटिकाया: कितु स्वस्वाम्यंशावेवान्यो । किमन्न साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण ? 
न किमपि । तहि न कस्पापि सेटिका, सेटिका सेटिकवेति निश्चय: । यथायं दृशंतस्तथायं दार्श- 
न्तिक:--चेतयितात्र तावद ज्ञानदर्शनगुणनिर्भरपरापोहनात्मकस्वभावं द्रव्य | तस्य तु व्यवहा- 


वि अपि-अव्यय । सयेण स्वकेन भावेण भावेन-तृतीया एक० । पस्सइ पश्यति-वर्तेमान लटू अन्य पुरुष 


परद्रव्यको ग्रपने स्वभावसे परिशमन नही करातो हुई तथा जिसको कुड्यादि परद्रव्य निमित्त 
है, ऐसे श्वेतगुणसे भरे अपने स्वभावके परिणामसे उत्पन्न होती हुई तथा जिसको सेटिका 
निमित्त है ऐसा अपने स्वभावके परिशामसे उत्पन्न होते हुए कुटो ग्रादिक परद्रव्यको प्रपने 
स्वभावसे सफेद करती है, ऐसा व्यवहार किया जाता है। उसी तरह दर्शनगुणसे परिपूरां 
स्वभाव वाला चेतयिता ग्रात्मा भी स्वयं पुद्गल भ्रादि परद्रव्यके स्वभावसे परिणमन नहीं 
करता हुप्ना, और पुद्गल प्रादि परद्रव्यकों भी अपने स्वभावसे परिणमन नहीं कराता हुप्ा 
तथा जिसको पुदगल ग्रादि परद्रव्य निमित्त है ऐसा भ्रपने दर्शनगुणसे भरे स्वभावके परिणाम 
से उत्पन्न होता हुआ तथा जिसको चेतग्रिता निमित्त है ऐसे अपने स्वभावके परिशामसे 
उत्पन्न होते हुए पुद्गलादि परद्रव्यकों अपने स्वभावसे देखता है ऐसा व्यवहार किया जाता 
है। भ्रपि च--जंसे श्वेतगुणसे परिपूर्ण स्वभाव वाली सेटिका स्वयं कड्यादि परद्रव्यके स्व॒- 
भावसे परिणमन नहीं करती हुई, तथा कुडयादि परद्रव्यको अपने स्वभावसे नहों परिणमाती 
हुई, श्रोर जिसको कुड्यादि परद्रव्य निमित्त है ऐसा श्वेतगुरासे भरे भ्रपने स्वभावके परिणाम 
से उत्पन्न होती हुई, तथा जिसको सेटिका निमित्त है ऐसा अपने स्वभावके परिणामसे उत्पन्न 
कुटी आदि परद्रव्यको सेटिका श्रपने स्वभावसे श्वेत करतीं है । ऐसा व्यवहार किया जाता 
है । उसी तरह ज्ञानदर्शन गुणसे भरा परके श्रपोहन (त्याग) रूप स्वभाव वाला यह चेतयिता 





३९० समयसार 


रेणापोह्य' पुदूगलादिपरद्रव्यं । प्रथात्र पुद्गलादे: परद्रव्यस्थापोद्मस्यापोहक: चेतमिता कि 
भवति कि न भवतीति ? तदुभयतत्त्वसंबंधो मीमांस्यते । यदि चेतयिता पुदूगलादेभवति तदा 
यस्थ यद्भुवति तत्तदेव भवति यथात्मनों ज्ञानं भवदात्मैव भवति इति तत्त्वसंबंधे जीवति चेत- 
यिता पुदुगलादेभवन्‌ पुदूगलादिरेव भवेत्‌ । एवं सति चेतयितु: स्वद्रव्योच्छेदः । न च॒ द्रव्यांवर- 
संक्रमस्य पूर्वमेत  प्रतिषिद्धत्वादद्ब्यस्यास्त्युब्छेद: । ततो न भवति चेतयिता पुदुगलादेः | यदि 
न भवति चेतयिता पुद्गलादेस्तहि कस्य चेत्तयिता भवति ? चेतयितुरेब चेतयित्ता भवति। 
ननु कतरोप्न्यश्चेतयिता चेतयितुयंस्थ चेतयिता भवति ? न खल्वन्यश्चेतयिता चेतयितु: कितु 
स्वस्वाम्यंशावेवान्यी । किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेश ? न किमपि । तहिं न कस्याप्य- 
पोहक:, अ्पोहको5उपोहक एवेति निश्चय. । प्रथ व्यवहारव्याख्यानम । यथा च सब सेटिका 


एकवचन क्रिया। जीवो जीवः-प्रथमा एक०। विजहइ विजहाति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एकबचन 


ग्रात्मा स्वयं पुदगलादि परद्रव्यके स्वभावसे परिणमन नही करता हुआझा और पुदुगलादि पर- 
द्रव्यको भी प्रपने स्वभावसे नहीं परिणमाता हुआ तथा पुदूगलादि परद्रव्य जिसको निमित्त है 
ऐसा अपने ज्ञानदश्शंनगुणसे भरा परके त्याग करने रूप स्वभावके परिणामसे उत्पन्य होता 
हुआ, जिसको पुद्गलादि परद्रव्य निमित्त है ऐसे अपने ज्ञानदर्शनगुरासे परिपूर्ण परापोहनात्मक 
स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होता हुआ, तथा जिसको चेतयिता निमित्त है ऐसा अपने 
स्वभावके परिणामसे उत्पन्न पुद्गलादि परद्रव्यको अपने स्वभावसे त्यागता है। ऐसा व्यवहार 
किया जाता है । इस प्रकार यह गप्रात्माके ज्ञानदशेनचारित्र पर्यायोंका निश्चय व्यवहार है। 
इसी प्रकार अन्य भी जो कोई पर्याय हैं उन सभी पर्यायोका निश्चय व्यवहार जानना । 
भाबार्थ--शुद्धनयसे श्रात्माका एक चेतनामात्र स्वभाव है । उसके परिणाम देखना, 
जानना, श्रद्धान करना और परद्रव्यसे निवृत्त होना है। वहां निश्चयनयसे विचारें, तब 
ग्रात्मा परद्रव्यका ज्ञायक नहों कहा जा सकता, न दर्शक, न श्रद्धान करने वाला और न 
त्याग करने वाला कहा जा सकता है। वर्योकि परद्रव्यका और श्रात्माका निश्चयसे कुछ 
भो सम्बन्ध नही है । जो ज्ञाता द्रष्टा श्रद्धान करने वाला, त्याग करने वाला, ये सब भाव है 
सो स्वयं ही है। भाव्य-भावकका भेद कहना भो व्यवहार है और परद्रव्यका ज्ञाता, द्रष्टा, 
श्रद्धान करने वाला त्याग करने बाला कहना भी व्यवहार है। परद्रव्यका और श्रात्माका 
मान्न निमित्तनैमित्तिक भाव है, सो परके निमित्तसे कुछ भाव हुए देख व्यवहारी जन कहते 
हैं कि परद्रव्यको जानता है, परद्रव्यको देखता है परद्रव्यका श्रद्धान करता है झौर परद्रव्यको 
त्यागता है । इस तरह निश्चय व्यवहारके तथ्यको जानकर ययावत्‌ श्रद्धान करना चाहिये । 











सबंविशुद्धँ्ञानाधिकार ५६१ 


श्वेतगुएानिर्भरस्वभावा स्वयं कुड्यादिप रद्रध्यस्वभावनापरिणममाना कुड्यादिपरद्रव्यं चात्मस्व- 
भावेनापरिणमयन्ती कुड्यादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनः श्वेतगुरानिर्भरस्वभावस्य परिणामेनोत्द्य- 
माना कुड्यादिपरद्रब्यं सेटिकानिमित्तकेनात्मन: स्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानमात्मस्वभावेन 
श्वेतयतीति व्यवहियते तथा चेतयितापि ज्ञानगुणनिर्भरस्वभाब: स्वयं पुद्गलादिपरद्रव्यस्वभावे- 
नापरिणममानः पुद्गलादिपरद्रव्यं चात्मस्वभावेनापरिणमयन्‌ पुद्गलादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनों 
ज्ञानगुणनिभंरस्वभावस्य परिणामेनोत्पद्चयमान: पुदूगलादिपरद्रव्य चेतथितुनिमित्तकेनात्मन: स्व- 
भावस्य परिणामेनोत्यद्यमानमात्मन: स्वभावेन जानातोति व्यवह्िियते | किच यथा च सब सेटि- 
का श्वेतगुरणानिर्भरस्वभावा स्वयं कुड्यादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणममाना कुड्यादिपरद्रव्यं चात्म- 
स्वभावेनापरिणमयंती क्रुड्यादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मन. श्वेतगुणनिर्भरस्वभावस्य परिणामेनों- 
त्पद्य माना कुड्यादिपरद्रव्यं सेटिकानिमित्तकेनात्मन: स्वभावस्यथ परिरणामभेनोत्यद्यमानमात्मन 

क्रिया । सहहइई श्रदधधाति-वर्तमान लट अन्य पुरुष एकवचन क्रिया। सम्माविट्ली सम्यग्दष्टि -प्रथमा 


ब इसी अथंको कलशरूप काव्यमे कहते है--शुद्ध इत्यादि। अर्थ--जिसने शुद्ध 
द्रव्यके निरूपणमे बुद्धि लगाई है, श्नौर जो तत््वका अझनुभव करता है, ऐसे पुरुषके प्रन्यद्रव्य 
एकद्रव्यमे प्राप्त हुआ कुछ भी कदाचित्‌ नही प्रतिभासित होता । ज्ञान ज्ञेय पदार्थोको जानता 
है सो यह ज्ञानके शुद्धस्वभावका उदय है । फिर अ्न्यद्रव्यके ग्रहणमें ग्राकूलित हुए लोक शुद्ध- 
स्वरूपसे क्‍यों चिगते हे ? भावार्थे--शुद्धनयकी हृश्सि तत्त्वस्वरूप निरखनेसे भअन्यद्रव्यका 
ग्रन्यद्रव्यमे प्रवेश नही दोखता, फिर भी ज्ञानमें ग्रन्यद्रव्य प्रतिभासित होता है सो यह ज्ञान 
की स्वच्छुताका स्वभाव है, ज्ञान उनको ग्रहण नही करता । लौकिकजन भ्रन्यद्रव्यका ज्ञानमें 
प्रतिभास देख अपने ज्ञानस्वरूपसे छूटकर ज्ञेयके ग्रहण करनेकी बुद्धि करते है सो यह गज्ञान 
है । श्राचायं देव उनपर दयालु होकर कह रहे है कि ये लोक तत्त्वसे क्यो चिगते है । 

ग्रव इसी ग्र्थकों काव्यसे श्रोर भी हृढ़ करते है--शुद्धव्रव्यस्वरस इत्यादि । श्रर्थ-- 
शुद्ध द्रब्यका निज रसरूप परिणमन होनेसे क्या शेष श्रन्य द्रव्य उस स्वभावका हो सकता 
है ? अ्रथवा कया भ्रन्यद्रव्यका स्वभाव हो सकता है ? ज॑से चांदनी पृथ्व्रीको उज्ज्वल करती 
है तथापि पृथ्वी चांदनीकी कदाषि नहीं होतो। उसी तरह ज्ञान ज्ेय पदार्थकों संदाकाल 
जानता है तथापि ज्ञेय ज्ञानका कदापि नही होता है। भावार्थ - शुद्धनयको दृष्टिसे देखनेपर 
किसी द्रव्यका स्वभाव किसी प्रन्य द्रव्यरूप नहीं होता । जैसे चाँदनी पृथ्वीको उज्ज्बल करतो 
है परन्तु चाँदनीको पृथ्वी कुछ नही लगती; उसी तरह ज्ञान ज्ञेयको जानता है परंतु ज्ञानका 
ज्ञेय कुछ नही लगता । श्रात्माका ज्ञान स्वभाव है इसकी स्वच्छतामे ज्ञेय स्वय्मेव भलकते हैं 











4६२ समयसार 


स्वभावेन श्वेतयतीति व्यवहियते । तथा चेतयितापि दर्शनगुणनिभेरस्वभावः स्वयं पुदुग- 
लादि परद्रव्यस्वभावेनापरिणममान: पुदूगलादिपरद्रव्यं चात्मस्वभावेनापरिणामयन्‌ पुदुगलादि- 
परद्रव्यनिमित्तकेनात्मनो दर्शनगुणनिर्भरस्वभावस्य परिणामेमोत्पश्चमानः पुदूगलादिपरद्रव्यं चेत- 
यितु निमित्तकेनात्मनः स्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानमात्मनः स्वभावेन पश्यतोति व्यवहियते । 
भ्रपि च--यथा च सैव सेटिका श्वेतगुरानिर्भरस्वभावा स्वयं कुड्यादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणम- 
माना कुड्यादिपरद्रव्यं चात्मस्वभावेनापरिणामयंती कुड्यादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मत: श्वेतगुरा- 
निर्भरस्तभावस्य परिणामेनोत्यद्यमाना कड्यादिपरद्रव्यं सेटिकानिमित्तकेतात्मनः स्वभावस्य 
एक० । विणिच्छओ विनिश्चय.-प्रथमा एक० । णाणदंसणचरित्ते ज्ञानदर्शनचरित्रे-सप्तमी एक० । भणिओ 











तो भी ज्ञानमें उन ज्ञेयोंका प्रवेश नही है । 

प्रब काव्यमें बताते हैं कि ज्ञानमें राग-ह्ेघका उदय कब तक है-- रागह्वेष इत्यादि । 
भ्र्थ--यह ज्ञान जब तक ज्ञानरूप नहीं होता श्रोर ज्ञेय ज्ञेयभावको प्राप्त नही होता तब 
तक रागद्वेष दोनों उदित होते हैं । इसलिये यह ज्ञान श्रज्ञानभावको दूर करके ज्ञानरूप होग्रो 
जिससे कि भाव भ्रभांवकों तिरस्कृत करता हुम्ना ज्ञान पूर्णोस्वभाव प्रकट होता है । भावा्थे-- 
जब तक ज्ञान ज्ञानरूप नही होता ज्ञेय ज्ञेयरूप नहीं होता तब तक राग्र-द्वेष दोनों उत्पन्न 
होते रहते हैं । इसलिये यह ज्ञान प्रज्ञान भावकों दूर करके ज्ञानरूप होवे जिससे कि ज्ञान पूर्रा- 
स्वभावको प्राप्त हो जाय । यह भावना यहाँ की गई है । 

प्रसंगविवरण-- भ्रनस्तरपृर्व॑गाथासप्तकमें व्यवहारसे कर्ता कर्मको भ्रन्य तथा निश्चय 
से कर्ता कमेंको श्रनन्य बताया था । ग्रब इस गाथादशकमें दृष्टान्तपु्वंक निश्चयतः सविवरण 
एक वस्तमें कतृ कर्मत्वके प्रभेदकों बताया है । 

तथ्यप्रकाश--१-ज्ञायक श्रात्मा भिन्‍न सत्‌ है, ज्ञेय पर वस्तु भिन्न सत्‌ है। 
२-ज्ञायक ज्ञेयका कुछ नहीं, ज्ञायक ज्ञायकका ही है याने ज्ञायक ज्ञायक हो है। ३- दर्शक 

भिन्‍न सत्‌ है, दृश्य भिन्‍न सत्‌ है। ४- दर्शक दृश्यका कुछ नहीं; दर्शक दर्शकका ही है याने 

दर्शक दर्शक ही है । ५- संयत अ्पोहक-त्यागी भिन्न सत्‌ है त्याज्य परवस्तु भिन्न सत्‌ है । 
६- त्यागी त्याज्यका कुछ नहीं, त्यागी त्यागीका ही है याने त्यागी (ग्रपोहक) त्यागी ही है । 
७-श्रद्धान-श्रद्धाता भिन्‍न सत्‌ दे, श्रद्धेय जीवादि परपदार्थ भिन्‍न सत्‌ है। ८- श्रद्धान श्रद्धेय 
का कुछ नहीं, श्रद्धान श्रद्धानका ही है याने श्रद्धान श्रद्धान हो है । €- ज्ञाता श्रात्मा घटादिक 
पर ज्ञेयकों व्यवहारसे जानता है, किन्तु वह परद्रव्यसे तनन्‍्मय नहीं होता । १०- श्रात्मा घटा- 
दिक परद्रव्य हृश्यकों व्यवहारसे देखता है, किन्तु वह हृश्य परद्रव्यसे तन्‍्मय नहीं होता । 


सर्वधिशुद्धशानाधिकार ५६३ 


परिणामेनोत्पक्ञमानमात्मन: स्वश्ावेन श्वेतयतीति व्यवद्ियते । तथा चेतथितापि ज्ञानद्शन- 
गुणनिर्भरपरापोहनात्मकस्वभाव: स्वश्न॑ पुद्गलादिपरद्रव्यस्वभावेनपरिणममान: पुदूगलादिपर- 
द्रव्यं चात्मस्वभावेनापरिणामयन्‌ पुद्गलादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनो ज्ञानदर्शनगुणनिभभरपरा- 
पोहनात्मकस्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानः पुदूगलादिपरद्रव्यं चेतयितृनिमित्तकेनात्मनः स्वभाव- 
स्थ परिणामेनोत्पथ्षमानमात्मन: स्वभावेनापोहतीति व्यवह्वियते । एवमयमात्मनों ज्ञानद्शत- 
चारित्रपर्यायाणां निश्चयव्यवहारप्रकार: | एवमेवान्येषां सर्वेषामपि पर्यायाणां द्रष्टन्य: ।। शुद्ध 
द्रव्यनिरूपणा पितमतेस्तत्त्वं समुत्पश्यतो नैकद्रव्यगतं चकास्ति किमपि द्वव्यांतरं जातुचित्‌ । ज्ञान 
गैयमवैति यत्तु तदयं शुद्धस्वभावोदय: कि द्रव्यांतरचुंबनाकुलधियस्तत्त्वाच्च्यवंते जना: ॥२१५।॥ 
शुद्धद्रव्यस्व॒ रसभवनात्कि स्वभावस्य शेषमन्यद्द्रव्यं भवति यदि वा तस्थ कि स्थात्स्रभावः । 
ज्योत्स्तारूपं स्नपयति भुवं नैव तस्यास्ति भूमिज्ञान ज्ञेयं कलयति सदा ज्ञेयमस्थास्ति नैव ॥२१६।॥ 
रागद्वषद्वयमुदयते तावदेतन्न यावदू ज्ञानं ज्ञानं भवति न पुनर्बोधतां याति बोध्यं । ज्ञान ज्ञानं 
भवतु तदिदं न्‍्यवक्ृताज्ञानभावं भावाभावौ भवति तिरयन्येन परर्ण॑स्वभाव: ॥२१७॥ ॥ २५६- 
३६९५ || 


_भणितः-प्रथमा एक० क्ृदन्त । अण्णेसु अन्येषु-सप्तमी बहु० । पज्जएसु पर्यायेषु-सप्तमी बहु० । एमेव एव- 
मेव एव एव-अव्यय । णायव्वों ज्ञातव्य:-प्रथमा एकवचन कृदन्त क्रिया ॥ ३५६-३६५ ।। 


११- आत्मा परद्रव्य परिग्रहको व्यवहारसे त्यागता है, किन्तु वह त्याज्य पदार्थसे तन्मय नहीं 
होता । १२-प्रात्मा परद्रव्यका श्रद्धाता है, किन्तु वह श्रद्धेय पदार्थसे तन्‍्मय नहीं होता । 
१३-पश्रात्माके सभी गुण पर्यायोंकी आात्मासे प्रनन्यता है, परसे नहीं । १४-मैंने भोजन भोगा 
घर बनाया, घर छोड़ा ग्रादि यह सब व्यवहारसे कहा जाता है। १५० वास्तवमें तो इसने 
श्रपने रागादि परिणामकों ही भोगा, रागादि परिणामको हो किया, राग[ंदि परिणामको हो 
छोड़ा । १६- प्रश्न--यदि व्यवहारसे परद्रव्यका जानना है तब तो निश्चयसे कोई सर्वज्ञ नहीं 
हो सकता ? १७- उतस्तर--सर्वपरद्रव्यविषयक जानना हो रहा प्रभ्ुके, इस कारण सर्वज्ञता 
में कोई संदेह नही, किन्तु सवंको जानकर भी प्रभ्च॒ सव॑ परपदार्थोमें तन्‍्मय नहीं होते, प्रतः 
प्रभुकों सर्वज्ञ व्यवहारसे कहा गया है । 

सिद्धान्त-- १- परपदार्थविषयक ज्ञास प्रादि होनेपर परद्रव्यका ज्ञाता ग्रादि व्यव- 
हारसे कहा गया है । २- ज्ञानादि परिणमन स्वयंमें स्वयंकी परिणतिसे होनेके कारण स्वज्ञाता 
प्रादि वास्तवमें कहा गया है। २- स्वयं सहज परिपूर्ण श्रात्मा भ्रनिवंचनीय होनेके कारण 
सब भेदोंसे ग्रतोत है। 


५६४ सम्रयसार 


दंसशणाणवरित्तं किविधि शत्यि दु अवेयणे किसिगे। 

तह्का कि धादयदे चेदयिदा तेसु विसएस ॥३६६॥ 

दंसणशणाणचरित्तं किंचिवि श॒त्यि दु अचेयणे कम्मे । 

तद्या कि धादयदे चेदयिदा तेसु कम्मेस ॥३६७॥ 

दंसशणाणचरित्तं किचिवि णत्यि दु अचेयणें काये। 

तद्या कि घादयदे चेदयिदा तेसु काग्रेसु ॥३६८॥ 

णांणस्स दंसशस्स य भणिय्रो घाओ तहा चरित्तस्स । 
शवि तहिं पुग्गलदबबस्स को5वि घाय्ो उ णिद्दिटटो ॥३६९॥ 

जीवस्स जे गुणा केह्ट ण्‌ संति खलु ते परसु दब्बेसु । 

तहा सम्माइस्चिस्स शत्यि रागो उ विसेएस ॥३७०॥ 

गो दोसो मोहो जीवस्सेव य अणण्णपरिणामा । 

एएत्‌ कारणेश उ सद्दादिसु ण॒त्यि रागादी ॥३७१॥ 
.. ज्ाससंज्ञ- दसणणाणचरित्त, किचि, वि, ण, दु, अचेयण, विसय, त, कि, त, विसय, त, कि, चेद- 
यिदा, त, विसय, कम्म, ते, कम्म, काय, णाण, दसण, भणिअ, घाअआ, तहा, चरित्त, तहि, पुस्गलदच्व, क, 
हेष्ट-- १- स्वाभाविक उपचरित स्वभाव व्यवहार (१०५) । २- व. रवकारवि भेदक 
सदूभूतव्यवहार (७३) | ३-शुद्धनय (४६) । 


प्रयोग--परमशान्तिके प्र स्वंविकल्पवादोंसे हटकर : 
निरखना ॥ ३५६-३६५ ॥।' 

प्रब युक्तिपूवंक कहते हैं कि श्रज्ञानसे ग्पना ही घात होता है--'5 - 'चारित्र॑] 
दर्शन ज्ञान चारित्र [अ्चेतने विषये तु| प्रचतन विब्यमे तो [किप्यि' , रात्ति] कुछ भी 
नहीं हैं [ तस्मात्‌ | इस कारण [चेतयिता] श्रात्मा [तेष्ु विषयेष् |] उन व्पिप्रोमें [कि हंति] 
क्या घात करता है ? [वर्शनजानचारित्र] दर्शन ज्ञान चारित्र [अचेतने ए' “गा तु] अचेतन 
कर्ममें [किलिदपि नास्ति] कुछ भी नहीं है। [तस्मात्‌] इस कारण [चे,प्िता] भात्मा 
[तत्र कमेश्थि | उस कर्ममें [कि हंति| क्‍या घात करता है ? [वशशमज्ञार- . . ] दर्शन ज्ञान 
चारित्र [ भ्रचेतने काये तु] अचेतन कायमे [किचिदषि नास्ति] कुछ भी :हा है [तस्मात्‌॥ 


, “मे श्रप .। 2.,-मसर्वस्व 


सर्वविद्ुद्धज्ञानाधिकार ५६५ 


चोरित्न ज्ञान दर्शन, कुछ भो नहिं है विधय भ्रचेतनसें । 

तब फिर कया धात करे, उन विधयोंमें भुधा झ्लात्मा ॥२६६॥। 
चारित्र ज्ञान दर्शन, कुछ मो नह है करम प्रचेतनमें । 

तब फिर क्‍या घात करे, उन कर्मोमें मुधा आत्मा ॥३६७॥ 
चारित्र ज्ञान दर्शन, कुछ सो नहिं है भ्रजीब कारयोंमें । 

तब फिर कया घात करे, उन कायोंमें मुघा श्रात्मा ॥ ३६८॥ 
चारित्र ज्ञान दर्शन, का जो है घात होना बताया। 
पुद्गलब्रव्यका वहां, नहिं कोई धात बतलाया ॥३६६॥ 
जीवके कोइ जो गुण, हैं नहिं वे प्रन्य किनन्‍्हीं द्रव्योंमें । 
इससे सम्यर्दष्टीके नहिं है राग विषयोंमें ॥३७०॥ 
राग हेष मिथ्याशय, जीव हि की हैं अनन्य परिणातियां । 
इस कारश रागादिक, शब्दादिकमें नहीं कुछ भी ॥३७१४७ 


वि उ, णिदिद्व, जीव, ज, ग्रुण, केइ, त, पर, दव्व त, सम्माइट्ठि, राग, विसय, राग, दोस, मोह, जीव, 
अणण्णपरिणाम, एत, कारण, सहादि, रागादि । धातुसंज्ञ-अस सत्तायां, घात हिसायां। प्रातिपदिक-- 
दर्शनज्ञानचारित्र, किचित्‌, अपि, न, तु, अचेतन, विषय, तत्‌, कि, चेतयितृ, कर्मन्‌, काय, ज्ञान, दर्शन, 
इसलिये [चेतयिता] आ्रात्मा [तेषु का्येश्ु] उन का्योंमें [कि हंति) क्‍या घात करता है ? 
ज्ानस्प दर्शनस्य तथा चरित्रस्य] ज्ञानका, दर्शनका तथा चारित्रका [घातः] घांत [मरिितः| 
कहा गया है [तत्र] वहाँ [पुद्गलद्रध्यस्य तु] पुद्गलद्रव्यका तो [कोपि घातः] कुछ भी घात 
[नापि निदिष्ट:] नहीं कहा गया । [ये केचित्‌) जो कुछ [जीवस्य गुणाः |] जीवके गुण हैं 
[ते] वे [खलु | निश्चयसे [परेषु द्रव्येषु | परद्रव्योंमे [न संति| नहीं है [तस्मात्‌| इस 
कारण [सम्यरहष्टेः] सम्यग्टष्टिके [विषयेषु] विषयोंसे [रागस्तु] राग ही [नास्ति] नहीं है । 
[रागः हेषः मोह: | राग-हेष-मोह ये सब [जीवस्यंब |] जीवके ही [ श्रनन्यपरिणामाः | 
ग्रभिन्‍्त परिणाम हैं [एतेन कारणोन तु) इसी कारए [रागांदयः] रागादिक [शब्दादिषु 
शब्दादिकोंमें [न सँति| नहों हैं । 
तात्पयें--जीव परविषयक विकल्प करके भ्रपना ही घात करता है परका कुछ नहीं 
कर सकता | 
टीकार्थं--निश्चयसे जो जिसमें होता है वह उसके घात होनेपर घाता ही जाता है । 
जैसे दीपकमें प्रकाश है सो दीपकका धात होनेपर प्रकाश भी नष्ट हो जाता हैं। भौर जिसमें 





५६६ समयसार 


दर्शनज्ञानचरित्र॑ किचिदपि नास्ति त्वचेतने विषये। तस्मा्त्कि हति चेतयिता तेषु विषयेषु ॥ ३६६ ॥। 
दर्शनज्ञानचरित्रं किचिदपि नास्ति त्वचेतने कर्मण | तस्मात्कि हंति चेतयिता तेथु कर्मसु ।। ३६७ || 
दर्शनज्ञानचरित्र किचिदपि नास्ति त्वचेतने काये। तस्मात्‌ कि हंति चेतयिता तेघु कायेषु ।| २६८ 
ज्ञानस्य दर्शनस्य भणितो घातस्तथा चरित्रस्य । नापि तत्र पुद्गलद्वव्यस्य को5पि घातस्तु निदिष्ट:॥। ३६६ ॥। 
जीवस्य ये गुणा: केचिन्न संति खलु ते परेषु द्रव्येषु । तस्मात्सम्यरदष्टेर्नास्ति रागस्तु विषयेषु ।| ३७० ॥। 
रागो द्वेषो मोहो जीवस्थेच चानन्यपरिणामा:। एतेन कारणेन तु शब्दादिषु न संति रागादय: ॥ ३७१ ॥ 

यद्धि यन्र भवति तत्तद्घाते हन्यत एवं यथा प्रदीपघाते प्रक्राशों हन्यते । यत्र च यदू- 
भवति तत्तद्घाते हन्यते यथा प्रकाशघांते प्रदीपो हन्यते | यत्तु यंत्र न भवति तत्तदघाते 
न हन्यते यथा घटघाते घटप्रदीपो न हन्यते ! यत्र यन्न भवति तत्तद्धाते न हन्यते यथा घट- 
प्रदीषषाते घटो न हन्यते । तथात्मनों धर्मा दर्शनज्ञानचारित्रारि पुदुगलद्रव्यधातेषपि न 


भणित, घात, तथा, चरित्र, तंत्र, पुद्गलद्रब्य, निर्दिष्ट, जीव, यत्‌, ग्रण, केचितू, न, खलु, ततू, पर, द्रब्य, 
तत्‌, सम्यग्हष्टि, राग, विषय, राग, द्ेष, मोह, जीव, अनन्यपरिणाम, एतत्‌, कारण, तु, शब्दादि, न, 
रागादि । मूलधातु--अस्‌ भरुवि, हन हिसायां। पदरविवरण--दसणणाणचरित्तं दर्शनज्ञानचरित्र-प्रथमा 
एक० । किचिवि किचित्‌ृ-अव्यय । ण न-अव्यय । अत्थि अस्ति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० क्रिया । दु 


जो होता है, उसके याने प्राधेयके घांत होनेसे उस प्राधारका भी घात होता है, जैसे प्रकाशका 
घात होनेपर दीपक भी हना जाता है । जो जिसमें नहीं है वह उसके घात होनेपर नहीं हना 
जाता जैसे घटका घात होनेपर घटश्रदीप नही नष्ट हो जाता । तथा जिसमे जो नही है वह 
उसके घात होनेपर नहीं हना जा सकता । जैसे घड़ेमें दीपकका घात होनेपर घड़ा नहीं नष्ट 
हो जाता । उसी प्रकार पुदुगलद्रव्यके घात होनेपर भी श्रात्माके धर्म दर्शन, ज्ञान और घारित्र 
नहीं घाते जाते, तथा दर्शन, ज्ञान झौर चारित्रका घात होनेपर पुद्गलद्रव्य भी नहीं घाता 
जाता । इस तरह दर्शन ज्ञान भौर चारित्र पुदुगलद्रव्यमें नहीं है यह निर्णीत होता है । यदि 
ऐसा न हो तो दर्शन ज्ञान चारित्रका घात होनेपर पुद्गलद्रब्यका घात प्रवश्य हो जावेगा 
झ्रोर पुदुगलद्॒व्यका घात होनेपर दश्शन, ज्ञान श्र चारित्रक्ा घात प्रवश्य हो जावेगा । चूंकि 
ऐसा है भ्रत: जो जितने कोई भी जीवद्रव्यके गुण है वे सभी परद्रव्योंमें नहीं हैं। यह हम 
प्रच्छी तरह देख रहे हैं । यदि ऐसा न हो तो यहांपर भी जीवके गरुणका घात होनेपर पुद- 
गलद्रव्यका घात झ्रौर पुद्गलद्रव्यका घात होनेपर जीवगुणका घात हो बैठेगा, किन्तु ऐसा नहीं 
होता । प्रश्व--यदि ऐसा है तो सम्यग्दृष्टिके विषयोंमे राग किस कारणसे होता है ? उत्तर -- 
किसी भी काररासे नहीं होता । अ्रश्च--तव रागके उपजनेकी कोनसो खान है ? उत्तर-- 
रागढ्रंष मोह, जीवके ही भ्रज्ञानमय परिणाम रागादिकके उपजनेकी खान है। इस कारण 








सर्वविशुद्धजञानाधिकार ५६७ 


द्रव्ये न भवंतीत्यायाति भ्रन्यथा तदूधाते पुदुगलद्रव्यधातस्य, पुदगलद्रब्यघाते तद्घातस्थ दुनि- 
बारत्वातू । यत एवं ततो ये यावन्तः केचनापि जीवगुणास्ते सर्वेष्पषि परदव्येष्र न संतीति 
सम्यक्‌ पश्याम: । प्रन्यथा श्रत्रापि जीवगुणघाते पुदुगलब्रव्यधातस्य पुदुगलंद्रव्यधाते जीवगुण- 
घातस्प च दुनिवारत्वात्‌ । यघ्येवं तहि कृतः सम्यग्हष्टेमंवति रागो विषयेषु ? न क॒तोडपि । 
तहिं रागस्य कतरा खनिः ? रागद्वेषमोहा हि जीवस्य॑वाज्ञानमया: परिणामास्तत: परकद्रव्यत्वा- 


तु-अव्यय । अचेयणे अचेतने विसये विषये-सप्तमी एक०। तम्हा तस्मातू-पत्रमी एक०। कि-अव्यय या 
द्वि० एक० । घादयदे हन्ति-वततमान० अन्य० एक क्रिया। चेदयिदा चेतयिता-प्रथमा एक ० । तेसु तेषु 
विसयेसू विषयेषु-सप्तमी बहु०। कम्मे कर्मणि-सप्तमी एकवचन। तेसु कम्मेसु तेषु कर्मेसु-सप्तमी 
बहु० । काये-सप्तमी एक० । कायेसु कायेषु-सप्तमी बहु०। णाणस्स ज्ञानस्थ दंसणस्स दर्शनस्थ-षष्टी 





परद्रव्यपना होनेसे विषयोमें रागादिक अज्ञानमय परिणाम नहीं है ओर प्रज्ञानका भ्रभाव 
होनेसे सम्यग्हृष्टिमिें भी रागादिक नहीं है । इस प्रकार रागादिक विषयोंमें न होते हुए व सम्य- 
रृश्कि भी न होते हुए वे हैं ही नहीं । 


भावार्थ--दर्शन, ज्ञान, चारित्र भ्रादि जितने भी जीवके गुण है वे कोई भी अ्चेतन 
पुदुगलद्रव्पमें नहीं है । आत्माके ग्रज्ञाममय परिणाम राम-द्वेष-मोह विकार श्रज्ञानवश जीवमें 
होते है, उनसे ग्रपने ही दर्शन, ज्ञान, चारित्र भ्रांदि गुण घाते जाते हैं। श्रज्ञानका श्रभाव हो 
जानेपर आत्मा सम्यग्हष्टि हो जाता है तब वे राग्र-द्वेष-मोह नहीं उत्पन्न होते । भ्रब देखिये 
शुद्धद्रव्यकी दृष्टिमें पुद्गलमें भी रागद्वेष मोह नहीं है भोर सम्यग्टृष्टि जीवमें भी नहीं है । इस 
तरह वे रागादिक दोनोंमें ही नहीं हैं। तथा पर्यायहृष्टिसे देखिये तो रायादिक भाव जीवके 
प्रज्ञान प्रवस्थामें हैं, ऐसा निर्णय समझना । 

ग्रब इस श्रथंकों कलशरूप काव्यमें कहते हैं--रागद् ष इत्यादि । अर्थं-- इस श्रात्मा 
में ज्ञान ही भ्रज्ञानभावसे रागद्वेषर्प परिणमित होता है। वस्तुत्वपर लगाई हुई दृष्टिसे देखे 
गये वे रागद्वेष कुछ भी नही है याने द्रव्यरूप भिन्‍न पदार्थ नही हैं। इस कारण सम्यग्दृष्टि 
पुरुष ततत्वदृष्टिसे उन राग द्वेषोंको प्रकटतया नाश करे जिससे कि पूर्ण प्रकाशरूप ग्रचल्न दीप्ति 
वाली स्वाभाधिक ज्ञानज्योति प्रकाशित हो । भावार्थ--रागढ्वेंष कुछ भिन्न द्रव्य नहीं हैं, ये 
तो जीवके श्रज्ञानभावसे होते हैं । इसलिये सम्यग्हष्टि होकर तत्त्वदृष्टिसे देखो तो राग द्वेष कुछ 
भी वस्तु नहीं । इस तरह देखनेसे घातक कर्मोका नाश होता है व केवलज्ञान उत्पन्त होता 
है। 


प्रसंगविवरण--प्रनन्त रपूर्वष. गाथादशकमें झात्माका कतृ कमंत्व आत्मामें ही बताया 


श्ध्क समयसार 


द्विषयेषु न संति, प्नज्ञानाभाद्ात्सम्या्हष्ो तु न भवंतति | एवं ते विषयेष्वसंतः सम्यरहष्ठेन् 
भवंतों न भव॑त्येव ॥। रागद्वेषाविहु हि भवति ज्ञानमज्ञानभावात्‌ तो बस्तुत्वप्रणिहितहशा हृश्य- 
मानौ न किचित्‌ । सस्यग्हष्टिः क्षपयतु ततस्तत्त्वइश्या स्फूट तो ज्ञानज्योतिज्वेलति सहज येव 
पूर्णाचलाचि: ॥२१५॥ रागद्वेषोत्पादक तत्त्वदष्टया नान्यद्‌ द्रव्यं वीक्ष्यते किचनापि । सर्वेद्रव्यों- 
त्पत्तिरंतश्चकास्ति व्यक्तात्यंतं स्वस्वभावेन यस्मात्‌ ॥२१६॥ ॥ ३६६-३७१ ॥ 





एक. । मणिओो मणित: बालो बात: थमा एक. । चस्तिस्स चरितस्थ-पष्ठी एक० । तहिं तत्र-अव्यय । 
पुग्गलद॒व्वस्स पुद्गलद्वव्यस्य-षष्ठी एक० । णिह्िट्ो निदिष्ट:-प्र० एक० । जीवस्स जीवस्य-षष्ठी एक०। 
जे ये-प्रथमा बहु० । ग्रुणा ग्रंणा:-प्रथमा बहु०। ण न-अव्यय । संति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष बहु० क्रिया । 
खलु-अव्यय । परेसु दब्बेसु परेष्‌ द्रव्येषु-सप्तमी बहु० | तम्हा तस्मात्‌ृ-पत्रमी एक०। सम्माइट्टिस्स सम्य- 
रष्टे-षष्ठी ए० । ण न-अव्यय । अत्यि अस्ति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० क्रिया। रागो राग:-प्र० 
ए० । विसएसु विषयेषु-सप्तमी बहु० | राग्रो दोसो मोहो राग. द्ेष: मोह:-प्रथमा एक० | जीवस्स जीव- 
स्य-षष्ठी एक० । एव-अव्यय । अणण्णपरिणामा अनन्यपरिणामा.-प्रथमा बहु०। एएण कारणेण एतेन 
कारणेन-तृतीया एक० । सह्ादिसु शब्दादिषु-सप्तमी बहु०। ण त-अव्यय । अत्यि अस्ति-वर्तमान लट्‌ 
अन्य पुरुष एक० क्रिया । रागादी रागादय:-प्रथमा बहुबचन ॥॥। ३६५६-३७ १॥। ः 
गया था। अब उस प्रभिन्‍्न कतू कर्मत्वके परिचयसे आत्माकों क्‍या शिक्षा व कर्तव्य करना 
चाहिये उसका कथन इस गाथाषट्कमें बताया गया है । 

तथ्यप्रकाश-- १-ग्रात्माका दर्शन, ज्ञान, चारित्र ग्रात्मामें ही है। २-ग्रचेतन विषय, 
कर्म, कायके गुण व परिणमन उन्ही प्नचेतनोंमें हैं। ३-प्रवेतन विषय, कर्म व कायके घात होने 
पर दशेन, ज्ञान, चारित्रका घात नहीं होता । ४-दर्शन, ज्ञान, चारित्रका घात होनेपर विषय, 
कर्म व कायका घात नही होता । ५-प्रात्माके दर्शन, ज्ञान, चारित्र भ्रादि कोई भी गुण पुदूगल 
द्रव्यमें नहीं है । ६- ग्रात्माके दर्शन, ज्ञान, चारित्रका विभावपरिशामन भो रागादिक किसी 
परद्रव्यसे नहीं झ्राते । ७- रागादिक विभावपरिणमन परद्रव्यमे नहीं होते । ८- रागांदिक 
विभावपरिणमन आत्मस्वभावसे नहीं होते । ६-रागादिक विभाव परद्रव्यमें होते नही, ग्रात्म- 
स्वभावमें होते नहीं, किन्तु जीवके भ्रज्ञानमय परिणाममे ही रागादिक होते हैं। १०- सम्य- 
रृष्टिके प्रज्ञानमय भाव नही हैं सो उसके ग्नज्ञानमय रागादिकभाव नही होते । ११-विभावके 
उत्पाद व विनाशके तथ्यके भ्रजानकार विषयादिके निमित्त प्रपने गृणका घात करते हैं। 
१२- ग्रविकार सहजज्ञानानन्दका स्वाद ग्रानेपर विषयकर्मकायसंकट स्वयं दूर हो जाते हैं इस 
तथ्यके श्रजानकार स्वसंवेदन रहित कायक्लेशसे ही ग्रात्माका दमन करते हैं। १३-ह श्रात्मन, 
विषयादिके संग्रहविग्रहरूप घात क्‍यों व्यर्थ करता है। १४- हे प्रात्मन, विषयादिमें तू क्यों 





सर्वविशुद्धनानाधिकार ५६६ 


अणशदविएण अ्रणशदवियस्स ण कीरए गुगुणाओ । 
तह उ सब्दब्बा उप्पज्जंते सहावेश ॥ ३७२॥ 
अन्य द्रव्यके द्वारा, प्रन्य द्रव्यका न गुण किया जाता । 
इस कारण द्रव्य सभो, उत्पन्न स्वभावसे होते ॥३७२॥ 
अन्यद्रव्येणान्यद्रव्यस्य न क्रियते ग्रुणोत्पाद: । तस्मात्तु सर्वद्रव्याण्युत्ययंते स्वभावेन ॥ ३७२ ॥ 
न व जोवस्थ परद्रव्यं रागादीन्युत्पादयतोति शंक्यं--अ्रन्यद्रव्येणान्यद्रव्यगुणोत्पादकर- 
णस्यायोगात्‌ । सर्वद्रव्याणां स्वभावेनेवोत्पादात्‌ । तथाहि--म्त्तिका कुम्मभावेनोत्यद्यमाता कि 
कुम्भकारस्वभावेनोत्पद्यते कि मृत्तिकास्वभावेन ? यदि कुम्भकारस्वभावेनोत्पश्चते तदा कुम्भ- 





नामसंज्ञ--अण्णदविय, ण, गुणुप्पाअ, त, उ, सव्वदव्ब, सहाव | धातुसंज्-कर करण, उब पज्ज 

गती । प्रातिपविक --अन्यद्रव्य, न, गुणोत्पाद, ततू, सर्वेद्रव्य, स्वभाव | मूलघातु--डुकृअ करणे, उत्‌ पद 
ग्रपता घात करता है। १५- है ग्रात्मनु, विषयादिके निम्मित्त क्‍यों तू प्रपने गुणोंका घात. 
करता है | १६- हे आ्रात्मनू, धर्मके नामपर भी शब्दरूपादि विषयोंका तू क्‍यों घात करनेका 
विकल्प करता है। १७- हे प्रात्मनु, शब्दादि इन्द्रियविषयोंकी अभिलाधारूप जो रागादि 
विकारपरिशाम मनमें ग्राता है उसका घात करना चाहिये। १८- रागादिकके प्राश्रयभूतत 
कारणा होनेसे शब्दांदिक विषयोंक्रा त्याग करना चाहिये । 

सिद्धान्त-- १- परद्रव्यके घातादि परिशणमनसे भ्रात्माके दर्शनादि गुणका घात नहीं, 
क्योंकि परका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव प्रात्मामें नहीं है । २- स्वयंके गुणोंके सुधार बिगाड़से 
स्वयंका सुधार बिगाड़ है । 

हष्टि--- १- परद्रव्याद्रिग्राहक द्रव्याथिकनय (२६)। २- शुद्धनिश्वयनय, अशुद्ध- 
निश्चयनय (४६, ४७) | 

प्रयोग--पग्रपनी उन्‍नतिके लिये परविषयक विकल्प छोड़कर सहंज दर्शनज्ञानचारिश्र- 
मय चंतन्यस्वरूपका झाश्रय करना ॥ २३६६-३७१ ॥। 

ग्रब कलशरूप काव्यमें कहते हैं कि पन्यक्रव्यसे श्रन्यद्रव्यके गुण उत्पम्न नहीं होते । 
रागद्वेषो दत्यादि । भ्रं--तत््वहृष्टिसे रागद्रेषका उत्पन्न करने वाला अन्यंद्रव्य कुछ भी नही 
दोखता क्योंकि सब द्रव्योंकी उत्पत्ति प्रपने ही निज स्वभावमें ग्रत्यंत प्रगट प्रकाशित होती 
है | भावाथं--प्न्यद्रव्यमें प्रन्यके गुंणपर्यायोंकी उत्पत्ति नहीं है स्वयं ही स्वयंमें होता है । 

ग्रब ग्रन्यद्रव्यके द्वारा प्रन्यद्रव्यका गुणोत्पाद नहीं होता यह तथ्य गाथामें कहते हैं।-- 
[प्रन्यव्रच्येश] भ्रन्यद्रव्यके द्वारा [अन्यद्रष्यस्थ] भ्रन्यद्रव्यके [गुणोत्पादः] गुणका उत्पाद 


६०० समयसार 


करणाहुंकारनिभेरपुरुषाधिष्ठितक्याफुतक रपुरुषश री राकार: कुम्भः स्थातू, न ब तथास्ति द्रव्यातर- 
स्वभावेन द्रव्यपरिणामोत्पादस्यादर्शनात्‌ू । यद्येवं तहि मृत्तिका कुम्भकारस्वभावेन नोत्पछाते 
कितु मृत्तिकास्वभावेन॑व, स्वस्वभावेन द्रव्यपरिणामोत्पादस्य दर्शनातू । एवं च सति भृत्ति- 
कायाः स्वस्वभावानतित्रमान्न कुम्भकारः कुम्भस्योत्पादक एवं मृत्तिकेव कुम्भकारस्वभावमस्पृ 
शंतो स्वस्वभावेन कम्भभावेनोत्प॑थेते । एवं सर्बाण्यपि द्रव्याणि स्वपरिणामपर्यायेणोत्पद्यमानानि 
कि निमित्तभूतद्रब्यांतरस्वभावेनोत्पंध्यंते कि स्वस्वभावेन ? यदि निमित्तभूतद्रव्यांतरस्वभावेनो- 
त्पयंते तदा निमित्तभूतपरद्रव्याकारस्तत्परिणाम: स्थात्‌, न थ तथास्ति द्रव्यांतरस्वभावेन 
द्रव्यपरिणामोत्पादस्यादशंनात्‌ । यदयेवं तहिं न सर्वंद्रव्याणि निमित्तभूतपरद्रव्यस्वभावेनोत्द्ंते 


गती | पदकक्‍्विरण--अण्णदवियेण अन्यद्रव्येण-तृतीया एक०। अण्णदवियस्स अन्यद्रव्यस्य-षष्ठी एक०। 


[न कियते] नहीं किया जा सकता [तस्मात्तु] इस कारण यह सिद्धांत हुआ कि [सर्वेद्रव्यारिग] 
सभी द्रव्य [स्वभावेन ] भ्रपने भपने स्वभावसे [ उत्पश्न्ते| उपन्न होते हैं । 

तांत्थयें-“-निश्चयत: किसो द्रव्यके द्वारा किसी भ्रम्यद्रव्यका कुछ भी रंचमात्र भी 
उत्पाद व्यय नहीं किया जा सकता । 

टीकार्थ--ऐसी झ्राशंका नहीं करनी चाहिए कि परद्रव्य जीवकों रागादिक उत्पन्न 
कराता है, क्योंकि भ्रन्यद्रव्यके द्वारा गन्यद्रव्यके गुणोंको उत्पन्न करानेकों भप्रसमर्थंता होनेफरे 
कारण सब द्रब्योंमें स्वभावसे ही उत्पाद होता है। यही हृष्॑तपूर्वक स्पष्ट करते है कि मृत्तिका 
घटभावसे उत्पन्न होती हुई कया कुंभकारके स्वभावसे उत्पन्न होती है या मृत्तिकाके स्व- 
भावसे ? यदि कृम्भकारके स्वभावसे उत्पन्न होती है तो घट बनानेके अहंकारसे भरे हुए पुरुष 
द्वारा भ्रधिष्ठित और ब्यापृत हाथ वाले पुरुषके प्राकारहूप घड़ा होना चाहिये भ्र्थात्‌ कम्हारके 
शरीरके भ्राकार घड़ा बनना चाहिये, किन्तु ऐसा नहीं होता । क्योंकि प्रन्यद्रव्यके स्वभावसे 
प्रन्यद्रव्यके परिणामका उत्पसन होना नहीं देखा जाता । भौर ऐसा होनेपर मृत्तिका कुम्भकार 
स्वभावसे तो उत्पन्न नही होतो, किन्तु मृत्तिकास्वभावसे ही उत्पन्त होतो है, क्योंकि अ्रपने 
स्वभावसे ही द्रव्यके परिणामका उत्पाद देखा जाता है। ऐसा होनेपर मृत्तिकाके झपने स्थ- 
भांवका उल्लंघन न होनेसे कुम्भकार घड़ेको उत्पन्त करने वाला नहीं है, किन्तु मिट्टी ही 
कुम्मकारके स्वभावको नहीं स्पशंती हुई भपने ही स्वभावसे कुम्भभावसे उत्पन्न होती है। 
इसी प्रकार सब द्रव्य श्रपने परिशामरूप पर्यायसे उत्पत्न होते हुए क्‍या वे निमित्तभूत प्रन्य- 
द्रव्यके स्वभाक्से उत्पन्न होते हैं या श्रपने हो स्वभावसे उत्पन्त होते हैं ? यदि निमित्तभूत 
धन्यद्रव्यके स्वश्ावसे उत्पन्त होते है तो निर्मित्तभूत परद्रव्यके ध्राकार उसका परिणाम होना 





सर्वविशुद्धशानाधिकार ६०१ 


कितु स्वस्वभावेनव, स्वस्वभावेन द्रव्यपरिणामोत्पादस्य दर्शनात्‌ । एवं चर सति स्वंस्वभावान- 
तिक्रमात्‌ सर्वेद्रव्याणां निमिप्तभुतद्रव्यातराणि न स्वपरिणामस्योत्पादकान्येव शर्वेद्रव्याण्येव 
निमित्तभूतद्रव्यांतरस्वभावमस्पृशंति स्वस्वभावेन स्वपरिशामभावेनोत्यझंत्ते | प्रतों न परद्रव्यं 
जीवस्य रागादीनामुत्पादकमुत्पश्यामों यस्म॑ कृप्याम: । यदिह भवत्ति रागद्रेषदोषप्रसूति: कत- 
ण न-अब्यय + कीरए क्रियते-वर्तमान लट अन्य पुरुष एकवचन भावकमंप्रक्रिया | सव्वदव्बा स्वंद्रब्याणि- 


चाहिये । किन्तु ऐसा नहीं होता, क्योंकि अन्यके स्वभावसे भ्न्यद्रव्यके परिशामका उत्पाद 
नही देखा जाता । जब ऐसा है तो सभी द्रव्य निमित्तभूत परद्रव्यके स्वभावसे उत्पन्त नहीं 
होते, किन्तु अपने स्वभावसे ही उत्पन्न होते हैं। क्योंकि भ्रपने स्वभावसे हो सब द्रव्योंके 
परिणामका उत्पाद देखा जाता है। भ्ोर ऐसा होनेपर अपने «स्वभावका उल्लंघन न होनेसे 
सभी द्रब्योंके निर्मित्तभूत प्रन्यद्रव्य स्वके परिणामके उत्पन्न कराने वाले नहीं हैं, किन्तु सभी 
द्रव्य निमित्तभृत भ्रन्यद्रव्योंके स्वभावको नही स्पर्शते अपने स्वभावसे अपने परिणाम भावसे 
उत्पन्न होते हैं, इस कारण हम परद्रव्यफो जीवके रागादिकका उत्पन्न करने वाला नहीं देख 
रहे हैं जिसपर हम कोप कर रहे हैं । 

भावाथं--जिस ग्रात्माके रागादिक उत्पन्न होते है वे उसके अपने हो प्रशुद्ध परि 
णाम है। निश्चयनयसे विचारों तो रागादिक़को उत्पन्न करने वाला अन्य द्रव्य नहीं है ! 
भ्रन्यद्रव्य इनका निर्मित्तमात्र है । क्योंकि यह नियम है कि अन्यद्रव्य श्रन्यद्रब्यके गुणपर्यायको 
उत्पन्त नहीं करते । इसलिये जो ऐसा मानते हैं कि मेरे रागादिकको परद्रव्य ही उत्पन्न 
कराता है, ऐसा एकांत करते है वे तथ्य न जाननेसे मिथ्याहृष्टि हैं। ये रागादिक जीवके प्रदेश 
में उत्पन्न होते है, परद्रव्य तो निमित्तमात्र है, ऐसा मानना सम्यग्ज्ञान है। सो मनन करें कि 
हम रागद्वेषकी उत्पत्तिमें ग्रन्यद्रव्यपर क्‍यों कोप (गुस्सा) करे । राग-द्वेषका उपजना अपना ही 
प्रपराध है । 

प्रव इस प्रथेकों कलशरूप काव्यमें कहते हैं-यदिहु इत्यादि। अर्थ--जो इस 
प्रात्मामें रागद्वेष रूप दोषकी उत्पत्ति है बहाँ परद्रव्यका कुछ भी दोष नही है । वहाँ तो 
स्वयं यह ग्रपराधी ग्रज्ञान ही फैलता है, यह विदित होवे झोर यह भज्ञान अस्तको प्राप्त 
होवे । मैं तो ज्ञानमात्र हूं। भावाथं --प्रज्ञानी जीव राग-द्वेषको उत्पत्ति परद्रव्यसे मानकर 
परद्रव्यपर कोप करता है कि यह परद्रव्य मुझे राग-द्वेष उत्पन्न कराता है भ्ररे, राग-द्वेषकी 
उत्पत्ति अज्ञानसे भ्रपनेमें ही होती है, वे भ्पने ही भ्रशुद्ध परिणाम हैं। सो यह भ्रज्ञान नाश 
को प्राप्स होवे प्रोर सम्यश्शान प्रगट होवे। मैं ग्रात्मा तो मात्र ज्ञानस्वरूप हूं ऐसा भ्नुभव 





६०२ समयसार 


रदपि परेषां दूषणं नास्ति तत्र | स्ववमयमपराथी तत्र सपंत्यवोधो भवतु विदितमस्तं यात्व- 
बोधो5प्मि बोध: ॥२२०॥ रागजन्मनि निमित्ततां परद्रभ्यमेव कलयंति ये तु ते । उत्तरंति न 
प्रथमा बहुबचन । उप्पक्जते उत्पद्नन्ते-वर्तमान लद अन्य पुरुष बहुवचन क्रिया! सहावेण स्वभावेन- 
करो । परद्ब्यकों रामदेषका उत्पत्न करने वाला मानकर उसपर कोप मत करो । 
प्रब इसी प्रथंके हढ़ कश्नेको काव्य कहते है---रागजन्मनि इत्यादि । भ्रथं---जो पुष्ठष 
रागकी उत्पत्तिमें परद्रव्यका ही कारणापना मानते है, वे शुद्धनयके विषयभूत आत्मस्वसूपके 
शानसे रहित पअ्रंधबुद्धि वाले पुरुष मोह-नदीको पार नहीं कर सकते। भावा्थ--श्लुद्धनयका 
विषय ग्नंतशक्तिको लिये चैतन्यचमत्कारमात्र नित्य एक ग्न्तस्तत््व है। उसमे यह योग्यता 
है कि जैसा निमित्त मिले वैसे आ्राप परिशमता है । ऐसा नही कि जो जैसा परिणामावे वैसा 
परिणमन करे, भ्रपना कुछ करतब नही हो । भश्रात्माके स्वरूपका जिनको ज्ञान नहीं है वे ऐसा 
मानने हैं कि परद्रव्य आ्ात्माको जैसा परिणमाव्रे वैसा परिणमता है। ऐसा मानने वाले मोह 
रागद्वेषादि परिणामसे अलग नहों हो पाते, उनके राग-द्वेष नही मिटते । क्योंकि यदि अपना 
करतब रागादिक होनेमे हो तो उनके मेटनेमे भी हो जायगा ओर परके ही करनेसे रागादिक 
हो तो वह परपदार्थ रागादिक किया ही करेगा, तब मेटना कैसे हो सकता ? इस कारण 
रागादिक अ्रपना किया होता है, अपना मेटा मिटता है, इस तरह कथचित्‌ मानना सम्यग्ज्ञान 


है । 





प्रसंगधिवरण--प्रनत रपूर्व गाधाषटकमे बताया गया था कि अचेतन विषय, कम, काय 
में दर्शन, ज्ञान, चारित्र नहीं है, फिर उनका या उनमें या उनके निमित्त क्‍या घात करता 
है | भ्रब उसी परद्रव्यविषयक प्रत्यंताभावकों सिद्ध कर सर्वद्रव्योकी अपने अपनेमें उत्पद्यमानता 
इस गाधामें दर्शायी गई है । 

तथ्यप्रकाश-- १- निश्चयत: कोई भी परद्रव्य जीवके रागादिको उत्पन्न नहीं कर 
सकता । २-अन्यद्रव्यके द्वारा भ्रन्य द्रव्यका गुणोत्पाद किया ही नही जा सकता । ३--सर्वद्रव्यों 
का उत्पाद (पर्याय) शअ्रपने स्वभावसे होता है । ४-विकारपरिणमनमें अन्य द्रव्य मात्र निमित्त 
कारण हो सकते हैं। ५- वास्तबमें प्रपने परिशामपर्यायसे उत्पच्यममान सभो द्रव्य निमित्त- 
भूत परद्रव्यके स्वभावसे उत्पन्न नहीं होते, किन्तु अपने-झपने स्वभावसे ही उत्पन्न होते हैं । 
६- यदि कोई द्रव्य निमित्तभृत परद्रव्यके स्वभावसे उत्पन्न हो तो उसे निमित्तभूत परद्रव्यके 
भ्राकार (स्वरूप) परिणमना चाहिये, किन्तु ऐसा है ही नही । ७- कोई भी परद्रव्य जीवके 
रागादिका उत्तादक नहीं है। ५- अपनी भूलसे यह जीव अज्ञानमय रागरादिह्प परिशम 


स्वंबिश्लुदज्ञानाधिकार ६०३ 


हि मोहवाहिनीं शुद्धबोधविधुराधबुद्धयः ॥२२१॥ ॥ ३७२ ॥ 
तृतीया एकवचन || ३७२ ।। हे 


रेरह अब +न+ कप 


जाता है । €- कार्य उपादान कारणके सहश हुम्ना करते हैं । १०- शब्दादिक बाह्यपदार्थ 
रागादिके आाश्रयभूत कारण अ्रथवा बहिरंग निमित्त कारगणा हैं, किन्तु उन बाह्य पदार्थोका 
घात करनेसे रागादिका विनाश नहीं होता । ११- जो पुरुष मनमें हुए रागादिभावकों नहीं 
जानता वही रामादिके प्राश्रयभूत बाह्य शब्दादि विषयोंका घात करनेका संकल्प करता है, 
वहाँ चित्तस्थ रागादिको मिटानेका उपाय नहीं बनता । १२- चित्तस्थ रागाबिको मिटानेका 
उपाय अविकार सहज ॒चंतन्यस्वभावका प्रवलम्बन है । 

सिद्धान्त--- १- परद्रव्यके गुणा पर्याय श्रात्मामें नही हो सकते । २- ग्रात्मा अपने 
स्वरूपकी सुध छोड़कर व्यर्थ बिकल्परूप परिणमता है । 

दृष्टि-- १- परद्रव्यादिग्राहक द्रव्याधिकनकय (२६) । २- अशुद्धनिश्वयनय (४७) । 

प्रयोग-- प्रपने स्वहूपकी बेसुधीको रागादिका मूल जानकर श्रपनी सुध करके परभाव 
के प्रसहयोग व स्वरूपके सत्याग्रह द्वारा अन्तस्तत््वमें उपयोगको रमाना || ३७२ ।। 

अ्रब जो स्पशं-रस-गंध-वर्णा-शब्दरूप पुदूगल परिणत होते है वे यद्यपि इन्द्रियोंसे 
ग्रात्माके जाननेमें आते हैं तो भी वे जड़ है, श्रात्माकों यह नहीं कहते कि हमको ग्रहण 
करो । अआत्मा ही ग्रज्ञानी होकर उनको भले बुरे मानकर रागी-द्वेषी होता है यह तथ्य गाधामे 
कहते हैं--[पुद्गला:] पुद्बल [बहुकानि] बहुत प्रकारके [निदितसंस्तुतवच्चनानि] निंदा 
ओ्रोर स्तुतिके वबनरूप [परिरामंति] परिणमते है [तानि] उनको [श्रुत्वा | सुनकर [ श्रहं 
मरिषतः | मुझको कहा है ऐसा मातकर [रुष्यति | श्रज्ञानी जीव रोष करता है [च पुनः | 
प्लोर [तुष्यति]| संतुष्ट होता है [पुद्गलद्रब्यं | पुदुगलद्रव्य [ शब्दत्वपरिणतं] शब्दरूप परि- 
णत हुआ है [तस्य गुराः] उसका गुण | प्रन्यः] तुमसे अन्य है [तस्मात्‌] सो है अज्ञानों 
जोव [त्व॑ं किचिदपि न मणितः | तुभको तो कुछ भी नहीं कहा | श्रबुद्ध:] तू ग्रज्ञानी हुआ 
[कि रुष्यसि ] क्‍यों रोष करता है ? [भ्रशुभ: वा शुभः] अ्रशुभ भ्रथवा शुभ [शब्दः | शब्द 
_त्बां न भरणाति इति| तुकको ऐसा नही कहता कि [मां श्यणु | मुझको सुत [च] प्रौर 
[ोजविषय श्रामतं] श्रोभ्रइन्द्रियके विषयको प्राप्त [शब्द] शब्दकों [बिनिश होतुं] ग्रहण करनेके 
लिये [स एब] वह श्रात्मा भो झपने प्रदेशोंको छोड़ [न एति | नही जाता । [जशुम शुर्भ वा] 
प्रशुभ प्रथवा शुभ [रूपं] रूप [त्वां इति न भणति] तमकको ऐसा नही कहता कि [सां पश्य] 
तू मुकको देख [च] भ्ोर [ चक्कुविधयं झागतं रूप] चक्षुइन्द्रियके विषयभत रूपको [बिनि- 


६०४ समयसार 


शिंदियछंथुयवयणाणि पोग्गला परिणमंति बहुयाणि । 

ताणि सुणिऊण रूसदि तूसदि य अहं पुणो भणिदों ॥३७१॥ 

पोग्गलद॒ब्बं सदत्तपरिणयं तस्स जह गुणों अण्णों। 

तहा ण॒ तुम॑ भणिश्रो किंचिवि कि रूससि अबुद्धो ॥३७४॥ 

असहो स॒हो व सो ण॒ त॑ भणह सुणसु मंति सो चेव । 

ण्‌ ये एड विशिरगहिउं सोयविसयमागयं सद्द ॥३७४॥ 

असहं सुहं च रूव॑ ण्‌ त॑ भणह पस्स (पिच्छ) मंति सो चेव । 

एये एह विशिग्गहिउं चक्खुविसयमागयं रूव॑ ॥३७६॥ 

असुहो सुहो व गंधो ण्‌ त॑ भणह जिरघ मंति सो चेव । 

एू ये एड विशिग्गहिउं धाणविमयमागयं गंध ॥३७७॥ 

असुहो सुहो व रसो ण॒ त॑ भणइ रसय मंति सो चेव । 

ण॒ य एड विशिर्गहिउं रसणविसयमागयं तु रसं ॥३७८॥ 

असुहो सुहो व फासो ण त॑ भणह फुससु मंति सो चेव । 

ण॒ य एह विशिग्गहिएं कायविसयमागयं फासं ॥३७६॥ 

असुहों सुहो व गुणो ण्‌ त॑ भणह वुज्क मंति सो चेव । 

ण्‌ य एह विशिर्गहिउं बुद्धिविसयमागयं तु गुणं ॥३८०॥ 
... जामसंज्-णिदियसथुयवयण, पोग्गल, वहुय, त, य, अम्ह, पुुणो, भणिद, पोग्गलदब्ब, सहृत्तपरि- 
_णय, त, जइ, ग्रुण, अण्ण, ते, ण, तुम्ह, भणिअ, किचि, वि, कि, अबुद्ध, असुह, सुह, वा, सह, ण, तुम्ह, अम्ह, 
ग हीतुं] ग्रहरा करनेके लिये [स एबं] बह प्रात्मा भी अपने प्रदेशोंको छोड़ [न एलि] नहीं 
जाता । [अशुमः वा शुभः] प्रशुभ अ्रथवा शुभ [गंधः ] गंध [त्वां इति न भरझति] तुमको 
ऐसा नहीं कहता कि [मां जिन्न] तू मुझको सूंच [च] गौर [प्राराविषयं आगतं गंध] प्रारा- 
इन्द्रियके विषयभूत गंधको [विनिर हीतुं] ग्रहण करनेके लिये [स एव] वह प्रात्मा भी प्रपने 
प्रदेशकों छोड़ [नि एति] नहीं जाता है। [प्रशुमः वा शुभः रसः] प्रशुम व शुभ रस [हवा 
इति न मराति ] तुमको ऐसा नहीं कहता कि. [सां रसब] मुझको तू श्रास्वाद कर [चल] भोर 





सवंविशुद्धज्ञानाधिकार ६०४ 
झसुहं सुहं व दब्बं श्‌ तं॑ भश्ह बुज्म मंति सो चेव । 
ए य एड विशिग्गहिउं बुद्धिविसयमागयं दुब्बं ॥३८१॥ 
एयं तु जाणिकश उबसम॑ गोव गच्छई मूढों । 
णिग्गहमणा परस्स य सय॑ च बुद्धि सिवमपत्तो ॥३८२॥ 
निन्‍्दास्तुतिकोय वचन, नानाविध परिणमे हि पुद्गल ही । 
उसको सुनि क्‍यों रूबे, तूबे मुझको कहा भ्रम करि ॥॥३७२३॥। 
शब्द विपरिशत पुदूगल, वह तुझसे सर्वथा पृथक है जब । 
तुऋको कहा नहीं कुछ, तब तू बन भ्रज्ञ रूषे क्यों ॥३७४॥ 
धुम अशुभ शब्द तुककों, नहिं प्रेरें तम मुझको सुन हो लो । 
श्रोत्रविषयगत इसको लेने आत्मा नहीं श्राता ॥३७५॥ 
छुम भ्रशुमरूप तमको, नहिं प्रेरें तुम मुझको देखो हो । 
चक्षुविबयगत इसकों, लेने श्रात्मा नहीं श्राता ॥३७६॥ 
शुभ अशुभ गन्ध तुभको, नहिं प्रेरें तुम मुझको सूंघो ही । 
घ्राशविषयगत इसको, लेने आत्मा नहीं श्राता ॥३७७॥ 
शुम व श्रशुभ रस तभको, नहिं प्रेरे तुम मुझको चख ही लो । 
रसनविषयगत इसको, लेने आत्मा नहीं श्राता ॥३७८॥ 
शुभ श्रशुभ परस तुझको, नहिं प्रेरें तुम मुझको छू ही लो । 
कायविषयगत इसको, लेने श्रात्मा नहीं आझ्लाता ॥३७६॥ 
शुम व श्रशुभ गुरा तुभको, नहिं प्रेरें तुम मुझको जानो हो । 
बुद्धिविषयणत इसको, लेने आत्मा नहीं श्राता ॥३८०॥ 
त, च, एवं, ण, य, सोयविसय, आगय, सह, रूव, चकखुविसय, आगय, रूव, गध, घाणविसय, आगय, गंध, 
रस, रसणविसय, रस, फास, कायविसय, फास, ग्रुण, बुद्धिविसय, ग्रुण, दब्व, एवं, तु, उबसम, ण, एवं, 








[(रसनविदय पश्लागतं तु रसं] रसनाइन्द्रियके विधयभूत रसको [विनिग होतुं] ग्रहरा करनेके 
लिये [स एब] वह आत्मा भी अपने प्रदेशको छोड़ [+ एति] नहीं जाता। |[भ्रशुमः वा 
बुमः स्पर्श: ] अशुभ व शुभ स्पर्श [त्वां इति न सराति] तुभकों ऐसा नहीं कहता कि [सां 
स्पृश ] तू मुझको स्पर्श (छू ले) [च| झोर [ कायविषयं झागतं स्पशं] स्पशेनइन्द्रियके विषय- 
भूत स्पशंको [विनिग हीतु] ग्रहण करनेके लिये [स एव] वह आत्मा भी भ्रपने प्रदेशको छोड़ 


श्०्द्‌ समयसार 


शुभ अशुभ द्रव्य दुकको, नहिं प्रेरें तुम घुभको आनो हो । 

बुद्धिबिषयगत इसको, खेने भ्रात्मा नहीं श्राता ॥३८९१॥ 

मृढ़ यों जानकर भी, उपशमभाबको प्राप्त नहिं होता । 

क्योंकि परग्रहुरारुचिक, स्वयं शिवा बुद्धि नहि पाता ॥३८२॥ 
निदितसस्तुतवचनानि पुद्गला: परिणमंति बहुकानि। तानि श्रुत्वा रुष्यति तुष्यति व पुनरहं भणित: ॥ 
पुद्गलद्बच्यं शब्दत्वपरिणतं तस्य यदि ग्रुणोप्य:। तस्मान्न त्व भणितः किचिदषि कि रुष्यस्यबुद्ध: ॥। 
अशुभ. शुभो वा शब्दः न त्वा भणति शणु मामिति स एवं । नचेति बिनियृ हीतु श्रोश्रविषयमागत शब्द ।। 
अशुभ शुभ वा रूप न त्वां भणति पश्य मामिति स एवं । न चैति विनिगृ हीतु प्राणविषयमागत ग्रध॑ं ॥ 
अशुभ: शुभो वा रसो न त्वां भणति रसय मामिति स एवं । न चेति विनिग हीतु रसनविषयमागत तु रस ॥ 
अशुभ. शुभो वा स्पर्शों न त्वा भणति स्पुश मामिति स एव। न चैति विनिगृ हीतुं कायविष यमागत तु स्पर्श ।। 
अशुभ थुभो वा गुणों न त्वां भजति बुध्यस्व मामिति स एवं । न चंति विनिगृ हीतु बुद्धिविषयमागत तु गुण ॥ 
अशुभ शुभ वा द्रव्य न त्वा भणति बुध्यस्व मामिति स एवं। न चेति विनिगृ हीतुं बुद्धविधयमागत द्रव्य ॥ 
एत्तत्तु ज्ञात्वा उपशम नैंव गच्छति मृढ । निग्रेहमना परस्य तर स्वयं चबुद्धि शिवामप्राप्त. ॥ 


यथेह बहिरथों घटपटादि:, देवदत्तो यज्ञदत्तमिव हस्ते गृहीत्वा 'मां प्रकाशय” इति स्व- 
प्रकाशने न प्रदीप प्रयोजयति । न च्न॒प्रदीपोष्यय:कांतोपलकृशय:सूचोवत्‌ स्वस्थानात्प्रच्युत्य 
मूढ, णिग्गहमण, पर, सय, बुद्धि, सिव, अपत्त । धातुसंज्ञ-परि नम नम्रीभावे, उपसर्गादर्थपरिवर्तनम्‌, 
सुण श्रवरे, रुस रोपै, तुस सतोषे, इ गतौ, भण कथने, वि णि ग्गह ग्रहणे, पास दर्शने, प इक्ख दर्शने, ग्घा 


[न एति] नही जाता । [अशुभः वा शुभः] अशुभ व शुभ [गुणः| गुण [त्वां इति न मराति] 
तुमको यह नहीं कहता कि [मां डुध्यस्व ] तू मुकको जान [च] ओर [बुद्धिविषयं श्रागतं तु 
गुर | बुद्धिके विषयमें झ्राये हुए गुणकी [बिनिग हीत | ग्रहण करनेके लिये [स एव] वह 
ग्रात्मा भी ग्रपने प्रदेशको छोड़ [न एति| नही जाता । [एतत्तु ज्ञात्वा] भ्रहो, ऐसा जानकर भी 
[म्रृढः] मूढ जीव [ उपशम नैब गच्छति ] उपशमभावकों नहीं प्राप्त होता [बच] ग्रोर स्विय॑ 
शिवां बुद्धि अप्राप्त:] स्वयं कल्याणारूप बुद्धिको नहीं प्राप्त होता हुआ [परस्य बिनिग्रेहमना: | 
परके ग्रहण करनेका मन करने वाला होता है । 

तात्पयं--न तो परद्रव्य प्रात्माको भोगनेके लिये प्रेरित करता है श्रौर न प्राल्मा 
भोगनेके लिये परद्रव्यके पास जाता है तब फिर मृढ़ बनकर क्यों दुःख किया जावे । 

टीकार्थ-- जैसे यहाँ घटपटादि बाह्य पदार्थ जिस प्रकार देवदत्त यज्ञदत्तका हाथ पकड़- 
कर उससे अपना कार्य करा लेता है, उस प्रकार दीपकसे यह नहीं कहते कि तू हमें प्रकाशित 
कर | और न दीपक भी चुम्बकसे आकृष्ट सुईकी तरह अपना स्थान छोड़कर उन पदार्थोकी 
प्रकाशित करने पहुंचता । किन्तु वस्तुस्व॒भाव दूसरेके द्वारा उत्पन्न होनेके लिये प्रशक्य होमेंसे 


स्वविशुद्धज्ञानाधिकार ६०७ 


त॑ प्रकाशभितुमायाति । कि तु वस्तुस्वभावस्य एरेजोत्पादयितुमशक्यत्वात्‌ परमुत्पादयितुमश- 
क्यत्बाच यथा तदसन्निधाने तथा तदसन्निधाने:षि स्वरूपेणाव प्रकाशते । स्वरुपेणीव प्रकाशम[- 
नस्य चास्य वस्तुस्वभावादेव विखित्नां परिशतिमासादयन्‌ कमनीयोइकमनीयों वा धटपटादिन 
मन्तागपि विक्रियाये कल्प्यते | तथा बहिरणथथ: शब्दों रूपं गंधो रस: स्पर्शों गणद्रव्ये व देवदत्तो 
यज्ञदत्तमिव हस्ते गृहीत्वा मां श्रा मां पश्य मां जिध्र मां रसय मां स्पर्श मां बुध्यस्वेति स्व- 
ज्ञाने नात्मानं प्रयोजयति । नचात्माप्यय:कांतोपलकृष्टाय:सूचीवत्‌ स्वस्थानालच्युत्य ताच ज्ञातु- 
मायाति । कितु वस्तुस्वभावस्य परेणोत्पादयितुमशवयत्वात्‌ परमुत्पादय्रितुमशक्यत्वाच्च यथा 





गंधोपादने, रस आस्वा दनाकन्दनयो' फुस स्पर्श शुद्धों च, जाण अवबोधने, बुज्फ अवगमने, गच्छ गतो। 
प्रातिषदिक - निन्दितस्तुतिवचन, पुदूगल, बहुक, तत्‌, च, पुनर, अस्मद्‌, भणित, पुद्मलद्रव्य, शब्दत्वपरि- 
णत, तत्‌, यदि, गुण, अन्य, तत्‌, न, तुम्ह, भणित, किचितु, अपि, कि, अबुद्ध, अशुभ, शुभ, वा, हब्द, स, 
युष्मद्‌, अस्मद्‌, इति, ततू, एवं, न, च, श्रोत्रवषय, आगत, शब्द, रूप, चक्षुविषय, गंध, प्राणविषय, रस, 





ग्रौर परको उत्पन्न करनेके लिये अशक्त होनेसे दीपक, जैसा घटपटादि पदार्थोके, सद्धाबमें 
प्रकाशमान रहता है वसा ही उनके सद्भावमें भी । इस प्रकार स्वरूपसे ही प्रकाशमान दीपक 
को वस्तुस्वभावसे ही विचित्र परिशतिको प्राप्त सुन्दर या प्रसुन्दर घटपटादि बाह्य पदार्थ कुछ 
भी विकार पैदा नही करते । वेसे ही बाह्य पदार्थ शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श और गुणद्रव्य 
यज्ञदत्तका हाथ पकड़कर देवदत्तकी तरह प्रात्मासे यह नही कहते कि तू मुझे सुन, देख, सूध, 
ग्रास्वादन कर, छू, समझ । और न प्रात्मा हो चुम्बकसे ग्राकृष्ट सुईको त्तरह प्रपने स्थानसे 
हटकर उन्हें जाननेके लिए उन तक जाता है । किन्तु वस्तुस्वभाव परके द्वारा उत्पन्त नही 
किया जा सकनेसे और परको उत्पन्न करनेमें श्रशक्त होनेसे जैसे कि बाह्य पदार्थोके ग्रसस्नि- 
धानमें आ्ात्मा स्वरूपसे ही जानता है वैसे ही बाह्यपंदार्थके सन्निधानमे भी स्वरूपसे ही जानता 
है । इस प्रकार स्वरूपसे जानते हुए इस प्रात्माको वस्तुस्वभावसे हो विचित्र परिणतिको प्राप्त 
मुन्दर व असुन्दर शब्दादिक बःद्य पदार्थ रंत्रमात्र भी विकार पैदा नहीं करते । इस प्रकार 
प्रात्मा प्रदीषको तरह परपदाथके प्रति सदा ही उदासोन है, यही वस्तुस्वभाव है। तिसपर 
भी जो रागद्वेष होते हैं वह अ्रज्मान है। 

भावार्थ--ग्रात्मा शब्दको सुनकर, रूपको देखकर, गधको सूंघकर, रसको चखकर, 
स्पर्शको स्पर्शकर, गुराद्रव्ययों जानकर भला बुरा मान रागद्वेष बनाता है सो वह भ्रशञान है । 
क्योंकि ये शब्दादिक तो जड़के गुण है, भात्माकों कुछ नहीं कहते कि हमको ग्रहण करो । 
और प्रात्मा भी स्वयं अपने प्रदेशोंकों छोडकर उनके ग्रहण करनेके लिये उनमें नहीं जाता है । 


घ्ण्द "समयसार 


तदसन्निधाने तथा तत्सन्निधाने5षि स्वरूपेशांव जानोते । स्वरूपेण जानतश्चास्य वस्तुस्वभावा- 
देव विचित्रां परिणतिमासादयंतः 'कमनीया भ्रकमनीया वा शब्दादयों बहिर्था न मनागषि 
विक्रियाये कल्प्येरव्‌ । एवमात्मा प्रदीपवत्‌ परं श्रति उदासीनों नित्यमेवरेति बस्तुस्थितिः, तथापि 
रसनविषय, स्पशे, कायविषय, गुण, बुद्धिविषय, द्रव्य, बुद्धिविषय, एतत्‌, तु, ज्ञात्वा, उपशम, न एव, मूढ, 
विनिग्रंहमनस्‌, पर, च, समर, च, बुद्धि, शिवा, अप्राप्त। मूलधातु-परि णम प्रह्वत्वे, रुष कलेशे दिवादि, 
तुष प्रीतो दिवादि, भण शब्दाथे:, श्रु श्रवणे, इण गतौ अदादि, वि निर्‌ ग्रह उपादाने, दृशिर्‌ प्रेक्षणे, धरा 
गन्धोपादाने, रस आस्वादनस्नेहयो. चुरादि, स्पृश् संस्पशने तुदादि, ज्ञा अवबोधने, बुध अवगमने दिवादि, 
गम्लू गतो | फदविबरण--णिदियसंथुयवयणाणि निन्दितसंस्तुतवचनानि-प्रथमा बहु० । पोग्गला पुद्गला:- 
प्रथमा बहु० । परिणमति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष बहु० क्रिया | बहुयाणि बहुकानि-प्रथमा बहु० | ताणि 


रन व कमबैक न न ननननाण।ख/क्‍ कप ख “3 निज पाक प्रजा *++ ८ 


तो आत्मा जैसे उनके समीप न होनेपर जानता है वैसे ही समीप होनेपर भी जानता है । 
ऐसा वस्तुका स्वभाव है । तो भी भ्रात्मामें रागद्वेष उत्पन्न होता है सो यह ग्रज्ञान हो है । 

झब इसो प्रथंकों कलशरूप काव्यमें कहते हैं- पूर्ण इत्यादि । अर्थ -पूर्णे, एक, 
प्रच्युत शुद्ध ज्ञानकी महिमा वाला ज्ञानी ज्ेय पदार्थोसे कुछ भी विकारको प्राप्त नहों होता । 
जैसे दोपक प्रकाशने योग्य घटपटादि पदार्थसि विकारकों नहीं प्राप्त होता | तब फिर जिनकी 
बुद्धि वस्तुको मर्यादाके ज्ञानसे रहित है, ऐसे भ्रज्ञानी जीव श्रपनो स्वाभाविक उदासीनताकों 
क्यों छोड़ते है भोर रागद्रेषमय क्‍यों होते हैं ? माबा्थ--ज्ञानका स्वभाव शेयकों जाननेका ही 
है । जैसे कि दीपकका स्वभाव घटपट आदिको प्रकाश करनेका है। यह वस्तुस्वभाव है। 
ज्ेयको जाननेमात्रसे ज्ञानमें विकार नहीं होता। तब फिर जो ज्ञेयतो जानकर भला बुरा 
मान रामी, द्वेषी, विकारी होना है सो यह श्रज्ञान है। इसपर गआ्राचार्यदेवने सोच किया है कि 
वस्सुका स्वभाव तो ऐसा है, फिर यह प्रात्मा अज्ञानी होकर रागद्वेषछूप क्‍यों परिणमता 
है ? अपनी स्वाभाविक उदासीनता ग्रवस्थारूप क्‍यों नहीं रहता ? सो यह भ्राचायंका सोच 
करना युक्त है। क्‍योंकि जब तक शुभ राग है तब तक प्राणियोंको भ्रज्ञानसे दुःखो देख करुणा 
उत्पन्न होती है तब सोच भी होता है । 

प्रव अगले कथनके विषयका संकेत काव्यमें करते हैं--रागद्वब इत्यादि । भ्रथें- राग 
देष रूप विभावसे रहित तेज वाले, नित्य ही ग्रपने चेतन्यचमत्कारमाशत्र स्वभावको स्परशे 
करने बाले, पूर्व किये गए समस्त कर्म प्रोर प्रागामी होने वाले समस्त कमोंसे रहित तथा 
बतेमान कालमें श्राये हुये कमंके उदयसे भिन्‍न ज्ञानोजन अतिशय अंगीकार किये गये चारित्र 
वैभवके बलसे ज्ञानकी सम्यक्‌ प्रकार चेतनाको ग्रनुभव करते हैं जो ज्ञानचेतना चमकतो 
(जागती) चेतन्यरूप ज्योतिमयी है तथा प्रपने ज्ञानकहूप रससे जिसने तीन लोककों सींना है । 








सर्वविशुदज्ञानाधिकार « ६०६ 


यद्रागद्वेषो तदज्ञानं ॥ पृरोंकाच्युतशुद्धधोधमहिमा बोद्धा न बोध्यादयं, यायात्कामपि विक्रियां 
तत इतो दीप: प्रकाश्यादिव । तद्ठस्तुस्थितिबोधबंध्यधिषणा एते किसज्ञानिनों, रागद्रेषमयी- 
0९०० पथ 8५9३5 प5+ कार सम का के कमान कक कम न कन सका न कम आम «कम 3 9 भजन अ अर परम अमन ५ ७+ तप कम पाक ५५५५५ 4५००३ परम 3५5 ५> पाना 3 ५ 2» पनव पवार न न व री «न के कम के मनन को नमन सनक “के ++म पान वरन्‍कक 
तानि-द्वि० बहु० । सुणिऊण श्रुत्वा-असमाप्तिकी क्रिया । रूसदि रुष्यति तूसदि तुष्यति-वर्तमान लटू अन्य 
पुरुष एकवचन दिवादि क्रिया ।य अ-अव्यय । बहुं-प्रथमा एक० कमेवाच्य कम | पृणो पुनः-अव्यय | 
भणिदो भणित:-प्रथमा एक० कृदन्त क्रिया । किचि किचित्‌ वि अपि कि-अव्यय । रूससि रुष्यसि-वर्तमान 
मध्यम पुरुष एकबचन दिवादि क्रिया । अबुद्धों अबुद्ध: असुहो अशुभ: सुहो शुभ: सद्ो शब्द:-प्रथमा एक० । 
ण न-अव्यय । त॑ त्वां-द्वितीया एक० । भणइ मंणति-वर्तमान लट अन्य पुरुष एक० क्रिया । सुणसु श्णु- 
आज्ञार्थे लोटू मध्यम पुरुष एक० क्रिया | मं मां-द्वितीया एक०। ति इति-अव्यय । सो सः-प्र० एक०। 
च एव-अंव्यय । ण न य च-अव्यय । एइ एति-वर्तमान लट अन्य पुरुष एकवचन क्रिया। विणिग्गहिउं 
विनियृ हीतुं-हेत्वर्थे कृदत्त अव्यय । सोयविसयं श्रोत्रविषयं-द्वितीया एक० । आगयं आगतं-द्वि० एक० । 
सदद शब्द-द्वि० ए० । रूव॑ रूपं-प्रथमा एक०। पिच्छ पस्स पश्य-आज्ञार्थे लोट्‌ मध्यम० एक० क्रिया । 


भावार्थ--जिनका रांग द्वेष दूर हो गया झोर श्रपने चैतन्यस्वभावको जिनने प्ंगीकार किया 
तथा प्रतीत प्रनागत वर्तमान कर्ंका ममत्व जिनके न रहा ऐसे ज्ञानी सब परद्रव्यसे पृथक्‌ 
होकर चारित्रकों भंगीकार करते हैं। उस चारित्रके बलसे कर्मचेतना श्रौर कर्मफलचेतनासे 
पृथक्‌ जो प्रपनी चैतन्यके परिणमन स्वरूप ज्ञानचेतना है उसका प्रनुभव करते हैं। यहाँ यह 
जानना कि मुमुक्षुने पहले तो कमेचेतना भोर कमंफलचेतनासे भिन्न भ्रपनेको ज्ञानचेतना मात्र 
झ्रागम अनुमान स्वसंवेदन प्रमाणसे जाना श्रौर उसका श्रद्धान हृढ़ दिया । सो यह तो अभ्रवि- 
रत, देशविरत और प्रमत्त भश्रवस्थामें भी होता है। जब अ्रप्रमत प्रवस्था होती है पपने स्व- 
रूपका ही ध्यान करता है उस समय ज्ञानचेतनाका जैसा श्रद्धान किया था उसमें लीन होता 
है तब वह श्रेणी चढ़ केवलज्ञान उत्पन्न कर साक्षात्‌ ज्ञानदेतनारूप होता है । 


प्रसंगविवरण-- श्रनन्तरपूर्व गायामें परद्रव्यको रागादिका गअ्रनुत्पादक बताया था । 
प्रब् इस गायादशकमें बताया है कि जब शुभ अ्रशुभ विषयभूत परप्रदा्े रागादिके उत्पादक 
नहीं है, फिर तु उन विषयोंकों उपयोगमें लेकर क्यों व्यथे रोष तोष करता है, क्‍यों नहीं 
तथ्य जानकर उपशमभावको प्राप्त होता है । 

तथ्यप्रकाश-- (१) रागादि विषयभूत पदार्थ भिन्न सत्‌ हैं, भ्रात्मा भिन्‍न सत्‌ है। 
(२) विषयभूत पदार्थोंका गृण, पर्याय श्रादि कुछ भी आझात्मामें होना ग्रसम्भव है । (३) इन्द्रिय 
विषयभूत पदार्थ प्रात्मापर जबरदस्ती नहीं करते कि तुम हमको सुनो, देखो, सूंघो, स्वादो व 
छुप्ो । (४) प्रात्मा भी भ्पने प्रदेशोंसे बाहर कहीं भी विषयोंको सुनने भ्रादिके लिये जाता 
नहीं। (५) भ्रज्ञानी जीव अमसे ही विषयोंको इष्ट प्ननिष्ट समझकर वृदा रुष्ट तष्ट होता है । 


६१९० , सम्यसार 


भवति सहजां मुंचन्त्युदासीनतां ॥२२२॥ रागद्रेषविभावमुक्तमहसों नित्यं स्वभावस्पृश: थुर्वागा- 
मिसमस्तकमं विकला भिन्‍्नास्तदात्वोदयात्‌ । दूरारूढचरित्रवैभवबलाच्चंचच्चिदर्चिर्मयीं विदन्ति 
स्वरसाभिषिक्तभुवनां ज्ञानस्य संचेतनां ॥२२३॥ ।। ३७२-३८२ ॥। 


रूव॑ रूपं-प्रथमा एक० । गधों गध:-प्रथमा एक०। घाणविसय ध्राणविषय आगय आगत गंघं-द्वितीया 

ए०। रसो रस:-प्रथमा एक० । रसय-आज्ञार्थें लोटू मध्यम० एक० क्रिया । रसणविसयं रसणविषयं-द्वि० 
ए० । आगय॑ आगतं रसं-ह्वि० ए० । फासो स्पर्शः-प्रथमा एक० । फुससु स्पुश-आज्ञार्थे लोट्‌ मध्यम० एू० । 
केायबिसयं आगय फासं कायविषयं आगत स्पश्न-द्वितीया एकबचन । गुणों गुण.-प्रथमा एक० । बुद्धिबि- 
सय बुद्धिविषय्य आगय आगत॑ गुणं-द्वि० एक०७ । दब्बं द्रब्यं-प्र० एक० । बुद्धेविसय आगय॑ दब्व बुद्धिविषय 
आगत द्र॒व्यं-द्वि० ए० । एयं एवं तु-अव्यय । जाणिऊण ज्ञात्वा-असमाप्तिकी क्रिया । उवसम उपशम-द्वि० 
ए० । णेव नैव-अव्यय । गच्छई गच्छति-बर्तमान लट अन्य पुरुष एक० क्रिया । मूढों मूढ-प्रथमा एक० । 
णिग्गहमणा निम्नेहमना:-प्र० एक०। परस्स परस्य-षष्टठी एक०। सय स्वर्य-अध्यय । बुद्धि सिव शिवा- 
द्वि० ए० । अपत्तों अप्राप्त:-प्रथमा एकबचन | ३७३-३८२ | 








(६) प्ज्ञानी जीवके रोष-तोषका कारण झात्मस्वरूपका अ्रपरिचय है। (७) सहजशुद्धात्म- 
तत्त्वज्ञानी आत्मा मनोज भ्रमनोज् इन्द्रियविषयोंमें रागद्रेष नहीं करता, किन्तु स्वस्थ भावसे 
शुद्धात्मस्वरूपका अनुभव कर सहज भ्रानन्द पाता है । (८) परद्वव्य गुण पर्याय भो ग्रात्मापर 
जाननेको जबरदस्ती नहीं करते । (६) ग्रात्मा अपने प्रदेशोंस बाहर कही परद्रव्य गुण पर्यायों 
को जानने नहीं जाता । (१०) भ्रज्ञानी व्यर्थ हो परद्रव्य गुण पर्यापोकी इष्ट ग्रनिष्ट मानकर 
रोष-तोष आझ्रांदि विकार करता है। (११) ज्ञानी जीव सहजात्मस्वरूपके श्रद्धानके कारण 
बाह्य प्रथोंमें हर्ष विषाद नही करता । (१२) प्रज्ञानो जीव सहजानन्दधाम ज्ञानस्वरूप श्रन्त- 
स्तत्त्वकी प्रजानकारीके कारण विषयभूत परपंदार्थोंसे उपयोगकों हटा नहीं पाता श्रोर उपशम 
(शास्त) भावको प्राप्त नही हो पाता । (१३) ग्रात्मा तो जानता ही रहता है, भ्रपने स्वरूपसे 
हो जानता रहता है। (१४) अपने स्वरूपसे जानते रहने वालेमें बाह्य विषयभूत पदार्थ 
विक्रिया नहों कर सकते । (१५) जाननस्वरूपमें विकार नहीं होता | (१६) अपने स्वरूपसे 
अ्नभिज्ञ जीव अज्ञानरूप ज्ञानपरिणामसे परिणमता हुभ्ना रागद्वेषरूप विकल्प किया करता है । 

सिद्धान्त-- (१) परद्रव्यका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव ग्रात्मामें होना त्रिकाल ग्रसम्भव 
है । (२) अज्ञानी जीव जाननमात्ररूप उदासीन भावकों छोड़कर रागद्वेष करता है वह इस 
ही का भअज्ञानभाव है। 

हष्टि- (१) परद्रव्यादिग्राहक दव्याधिकनय (२६) । २- भ्रशुद्धनिश्वयनय, प्रशुद्ध- 
नय (४७, १६७) । 


सबंविशुद्धज्ञानाधिकार ६११ 
कम्म॑ ज॑ं पुव्वकयं सुहासहमणेयवित्यरविसेस। 
तत्तों शियत्तर अपयं तु जो सो पडिक्कमणं ॥३८३॥ 
कृम्म॑ ज॑ सुहमसुहं जद्मि य भाव्लि वज्मह भविस्सं । 
तत्तो णियत्तए जो सो पच्चक्खाणं हवह चेया ॥३८७॥ 
ज॑ सुहमसहमुदिर्णं संपडि य अशेयवित्थरविसेसं । 
त॑ दोसं जो चेयइ सो खलु आलोयणं चेया ॥३८५॥ 
णिच्चं पच्चकखाणं कुन्चश णिच्चं य पडिक्कमदि जो । 
णिच्चं आलोचेयड सो हु चरित्तं हवह चेया ॥३८९३॥ 
शुभ प्रशुभ विविध विस्तृत, पूर्वकृत कर्म जो हुए उनसे । 
स्वयंको छुड़ाता जो, वह जीव प्रतिक्रशमय है ॥३८३॥ 
जिस भावसे भव्िष्यत्‌, शुम व श्रशुभ कर्मबन्ध हो उससे । 
स्वयंको छुड़ाता जो, वह प्रत्या््यानमय आत्मा ॥३८४॥ 
शुभ अशुम विविध विस्तृत, कर्म श्रम्मी जो उदीर्ण हैं उनको । 
दोषरूप जो जाने, श्रात्मा प्रालोचनामय बह ॥३८५॥ 
आलोचना प्रतिक्रमरण, प्रत्याख्यानको नित्य करता जो । 
वह प्रात्मा होता है, स्वयं स्वचेतक व चारित्नी ॥३८६॥ 
'जामस्ज्ञ-कम्म, ज, पुम्वकय, सुहासुह, असेयवित्यरबिसेस, तत्तो, अप्प, ठु, ज, त, पडिक्कमण, 
कम्म, ज, सुह, असुह, ज, भाव, भविस्सं, तत्तो, ज, त, पच्चक्खाण, चेया, ज, सुह, असुह, उदिण्ण, संपद्धि, 
यम मय दो मे हो बोलो ते अत गत आराम 
प्रयोग--परद्रव्यका भ्राश्रय कर स्वकोयबुद्धि दोषसे ग्रज्ञानी रागादिख्य परिणमत्ता है 
यह तथ्य जानकर प्रज्ञादोषकों याने अ्रमको छोड़कर भ्रविकार ज्ञानस्वभावमें उपयुक्त होनेका 
पौरुष करना ॥ २७३-३५२ ॥ 
प्रब अतीत कर्मसे ममत्व छोड़ना प्रतिक्रमण है, ग्रागाभी ममत्व न करनेकी प्रतिज्ञा 
प्रत्याख्यान है, वर्तमान कर्म जो उदयमें झाया है उसका ममत्व छोड़े वह आलोचना है । 


ऐसा चारित्रका विधान है सो ही कहते हैं:-- [पूर्वकृतं] अ्रतीतकालमें किये हुये [यत्‌] जो 
[अनेकविस्तरविशेषं] ज्ञानावरण प्रादि भ्रनेक प्रकार विस्तार विशेषरूप [शनाशुभ] शुभ 





६१२ समयसार 


कमें यत्पूवंकृत शुभाशुभमनेकविस्तरविश्लेषं। तस्मान्निवतेयत्यात्मान तु यः स प्रतिक्रम्ण ॥३८३॥। 
कर्म यच्छुभमशुभं यस्मिश्च भावे बध्यते मविष्यत्‌ । तस्मान्निव्तते यः स प्रत्याख्यानं भवति चेतयिता ॥३८४।॥ 
यच्छुममशुभमुंदीर्ण संप्रात चानेकविस्तरबिशेषं । त॑ं दोष यः चेतयते स खल्वालोचन चेतयिता ॥३८५॥ 
नित्य॑ प्रत्याख्यानं करोति नित्य॑ प्रतिकरामति यश्च । नित्यमालोचयति स खलु चरित्र भवति चेतयिता ।३८६।। 
यः खलु पुदूगलकर्मविपाकभवेभ्यों भावेभ्यश्वेतयितात्मानं निवर्तयति स तत्कारणमूत॑ 
पूरवकर्म प्रतिक्रामन्‌ स्वयमेव प्रतिक़मणं भवति । स एवं _तत्काय॑भूतमुत्तरं कर्म प्रत्याचक्षाण: 
प्रत्यास्यानं भवति । स एब वर्तमानं कर्मविपाकमात्मनोः्त्यंतभेदेनोपलभमान: झालोचना भव- 
ति। एवमयं नित्य॑ प्रतिक्रामन, नित्य॑ प्रत्याचक्षाणो, नित्यमालोचयंश्च पूर्वकर्मेकायेंभ्य उत्तर- 
णिच्चं, त, हु, चरित्त, चेया | घातुसंज्ञ-णि वत्त वर्तेने, बन्ध बन्धने, हव सत्तायां, चेत करणावबोधनयों 
कृब्व करणे, पडि क्कम पादविक्षेपे, आ लोच दर्शने । प्रातिपदिक--कर्मन्‌, यत्‌, पूर्वक्ृत, शुभाशुभ, अनेक- 
विस्तरविशेष, ततः, आत्मन्‌, तु, यत्‌, तत्‌, प्रतिक्रमण, कर्म, यत्‌, शुभ, अशुभ, यत्‌, भाव, भविष्यतू, तत:, 
यत्‌, तत्‌, प्रत्याख्यान, चेतयितृ, यत्‌, शुभ, अशुभ, उदीर्ण, संप्रति, च, अनेकविस्तरविशेष, तत्‌, दोष, यत्‌, 
ततू, खलु, आलोचन, चेतयितु, नित्य॑, प्रत्याख्यान, नित्यं, ततू, खलु, चरित्र, चेतयितृ | मुलधातु-नि बृतु 
वर्तने, बन्ध बन्धने, भू सत्तायां, चिती संज्ञाने, डक करो, प्रति क्रमु पादविक्षेपे, आ लोचु देने चुरादि । 
पदविवरण--कम्मं कमे-प्रथमा एक० । ज य॒त्‌ पुव्वकय पूव॑कृत सुहासुह शुभाशुभ अणेयवित्थरविसेसं अने- 
कविस्तरविशेषं-प्रथमा एक० । तत्तो तत:-पचम्यर्थे तद्धित अव्यय । णियत्तए निवर्तेते-वर्तमात लट्‌ अन्य 
पुरुष एकवचन क्रिया , अप्पय आत्मान-द्वितीया एक०। तु-अव्यय । जो सो य. सः पडिक्कमण प्रतिकर- 


अशुभ [कर्म ] कर्म है [तस्मात्‌] उससे [यः तु] जो चेतयिता [प्रात्मानं निवर्तयति] अपने 
धात्माको श्रलग कर लेता है [सः] वह आत्मा [ प्रतिक्रमणं | प्रतिक्रमएस्वरूप है [च] भोर 
[भर्विष्यत्‌ यत्‌] भ्रागामी कालमें जो [शुम अशु् ] शुभ तथा ग्रशुम [कर्म] कर्म [यस्मिन्‌ 
माजे |] जिस भावके होनेपर [बध्यते ] बंधे [तस्मात्‌| उस भावसे [यः चेतयिता | जो ज्ञानी 
[ निबतंते] श्रपनेकी हटा लेता है [सः] वह प्रात्मा [प्रत्यास्यानं भवति] प्रत्यास्यानस्वरूप 
है। [च] श्लौर [संप्रति] वर्तमान कालमें [उदीर्ण] उदयागत [यत्‌] जो [शुम प्रशमं] शुभ 
झशुभ कर्म [झ्रनेकविस्तरविशेषं | भ्रनेक प्रकार ज्ञानावरणादि विस्तारविशेषरूप है [तं 
दोष ] उस दोषको [यः चेतयिता] जो ज्ञानी [चेतयते] मात्र जानता है याने उसका स्वामि- 
पना, कर्तापना छोड़ता है [सः खलु | वह प्रात्मा निश्चयसे [श्रालोचनं] ग्रालोचनास्वरूप है । 
[च यः] इस तरह जो [चेतयिता] प्रात्मा [लित्य॑ प्रत्याल्यानं करोति] नित्य प्रत्याख्यान 
करता है [नित्य॑ प्रतिक्रामति] नित्य प्रतिक्ररण करता [नित्य श्रालोचयति | नित्य प्लालो- 
घना करता है [सः खलु] वह चेतथिता निश्चयसे [चारित्रं भवाति] चारित्रस्वरूप है। 
तात्पर्य--जो भात्मा वर्तमान विकारभावसे निराले सहजशुद्ध ज्ञानमात्र प्रपनेको 








संविशुद्धज्ञानाधिकार ६१३ 


कर्मकाररोभ्यों भावेभ्योत्य॑तं निवृत्त,, वर्तमानं कमंविपाकमात्मनोःत्यंतभेदेनोपलभमान: स्वस्मि- 
न्नेव खलु ज्ञानस्वभावे निरन्तरचरणाच्चारित्रं भवति। थारित्र तु भवन्‌ स्वस्थ ज्ञानमात्रस्य 


मण्ण-प्रथमा एक० । कम्मं कर्म ज॑ यत्‌ सुह धु्ं असुहूं अशुभं-प्रथमा एक० । जम्हि यस्मिन्‌ भावहिय भावे- 
सप्तमी एक० । बजभइ बध्यते-वर्तमान लट अन्य पुरुष एकवचन । भविस्सं भविष्यत्‌-अव्यय । तत्तो ततः- 
पंचम्यर्थे अव्यय । णियत्तए निवर्तते-वर्तेमान० अन्य० एक० किया | जो यः सो सः चेया चेतयिता पच्च- 
बखाणं प्रत्याख्यानं-प्रथमा एक० | हवइ मवति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन क्रिया। उदिण्णं उदीर्ण- 











झनुभवता है वह आ्रात्मा चारित्रस्वरूप है । 

टोकार्थ--जो आत्मा पुदंगलकमंके उदयसे हुए भावोंसे भ्रपने श्रात्माकों दुर रखता है 
बह उस भावके कारण भूत पूर्व (प्रतीत) कालमें किये गये कर्मको प्रतिक्रमणछूप करता हुम्रा 
झ्राप हो प्रतिक्रमण स्वरूप होता है । वही भ्रात्मा पूर्वकर्मके कार्यभूत भ्रागामी बंधने वाले 
कर्मको प्रत्याख्यान छहप करता (त्यागता) हुश्ना श्राप हो प्रत्याख्यान स्वरूप होता है, 
तथा वही प्रात्मा वतमान कमंके उदयसे भ्रपनेको अत्यंत भेदसे भ्रनुभव करता हुआ्ना प्रव- 
तेता है वह श्राप ही श्रालोचना स्वरूप होता है। ऐसे यह म्रात्मा नित्य प्रतिक्रमण करता 
हुआ, नित्य प्रत्याख्यान करता हुआ झौर नित्य आलोचना करता हुआ पूर्व कर्मके कार्यडूप 
प्रौर आगामी कर्मके कारणरूप भावोंसे झत्यन्त प्रलग होता हुआ तथा वर्तमान कमेके उदयसे 
प्रपनेको प्त्यंत भिन्न अनुभवता हुआ अपने ज्ञानस्वभावमें हो निरंतर प्रवर्तन करनेसे श्राप 
ही चारित्र स्वरूप होता है । ऐसे चारित्ररूप होता हुश्ना भ्रपनेको ज्ञानमात्र प्रनुभवनेसे श्राप ही 
ज्ञानचेतना स्वरूप होता है ऐसा तात्पयं है। भावार्थ--यहां निश्चयचारित्रकी प्रधानतासे 
कथन है । चारित्रमें प्रतिकरमण, प्रत्याख्यान भौर श्रालोचनाका विधान है। सो निश्चयसे 
विचारनेपर जो श्रात्मा तीनों काल संबंधो कर्मोसे श्रात्माको भिन्‍न जानता है, भिन्‍न श्रद्धान 
करता है भोर भिन्‍न अनुभव करता है, वह आत्मा स्वयं हो प्रतिक्रमण है, स्वयं हो प्रत्या- 
ख्यान है भौर स्वयं ही भ्ालोचना है । इन तीनों स्वरूप भ्रात्माका निरंतर अ्रनुभवन करना 
सो चारित्र है। निश्चयचारित्रमें ज्ञानवेतनाका प्रनुभवन है । इसी प्रनुभवसे साक्षात्‌ ज्ञान 
चेतनास्वरूप केवलज्ञानमय झ्रात्मा प्रकट होता है। 


ग्रब ज्ञानचेतना स्‍्रौर भ्रज्ञानचेतनाके परिणामको काव्यमें कहते हैं--ज्ञानस्प इत्यादि । 
प्र्धं--ज्ञानकी चेतनासे ही ज्ञान भ्रत्यंत शुद्ध निरंतर प्रकाशित होता है, परन्तु प्रज्ञानकी 
चेतनासे बंध दोड़ता हु ज्ञानकों शुद्धताको रोकता है। भावार्थ--किसोी वस्तुके प्रति उसीका 
एकाग्र होकर प्रनुभव रूप स्वाद लेना यह उसकी संचेतना कही जातो है। ज्ञानके प्रति ही 


श्ड स्रमयसार 
बैतनाव्‌ स्वयमेव श्ञानचेतना भवतीति भाव: ॥ ज्ञानस्प संचेतनयैव नित्य प्रकाशते शान मतीब 
शुद्ध । प्ज्ञानसंचेतनया तु धावव्‌ बोधस्य शुद्धि निरशाद्वि बंधः ॥२२४॥ ॥ रै८३ै-२८६ ॥ 


___...... जि जतणा ४४ 








प्र० एक० । संपडि संग्रति-अव्यय । अणशेयवित्थरविसेस अनेकविस्तरविशेष-प्रथमा एक०। ते दोसं ते 
बं-ढ्रि० ए० । जो य:-प्रथमा एक० । चेयद् चेतयते-वर्तमान० अन्य० एक० क्रिया । सो सः आलोयणं 

आलोचन चेया चेतयिता-प्र० ए० । णिच्च नित्यं-अव्यय । पच्चक्खाण प्रत्याख्यान-द्वितीया एक० । कुब्बड 

करोति-बतेमान लट्‌ अन्य पुरुष एकबचन क्रिया । पडिक्कमदि प्रतिक्रामति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० 

क्रिया । आलोचेयइ आलोचयति-वरतंमान लट अन्य पुरुष एकवचन क्रिया। चरित्त चरित्रं-प्र० एक०। 
हव३ भवति-वतंमान० अन्य० एक० क्रिया । चेया चेतयिता-प्रथमा एकवचन || ३८३-३८६॥ 


एकाग्र उपयुक्त होकर उसीमें ध्यान रखना ज्ञानचेतना है। इस ज्ञानचेतनासे तो ज्ञान भ्रत्यन्त 
शुद्ध होकर प्रकाशित होता है याने केवलज्ञान उत्पन्न हो नाता है, श्रोर तब हो सम्पूर्ण शान- 
चेतना नाम पाता है। श्रौर भ्रज्ञाममय कर्म और कर्मफलरूप उपयोगकों करना उसी तरफ 
एकाग्र होकर अनुभव करना वह भ्रज्ञानचेतना है। श्ज्ञानचेततासे कमंक्रा बन्ध होता है स्‍भ्ौर 
वह ज्ञानकों शुद्धताको रोकता है अर्थात्‌ ज्ञानकी शुद्धता नहीं होने देता । 

प्रसंगधिवररा--प्रनन्तरपूर्व गाधादशकमें यह बताया गया था कि आश्रयभूत परद्रव्य 
रागादिभावका कारण नही है ऐसा जानकर उपशमभावको प्राप्त होना चाहिये। भ्रब॒ इस 
गाथाचतुष्कमें बताया है कि रागादिके नि्मित्तभूत प्रतोत भविष्यत्‌ बतंमान कर्मके फलसे भी 
अलग रहना चारित्र है। 

तथ्यप्रकाश--( १) पृव॑ंबद्ध पुदूगलकर्मविपाकज भावोसे निराले स्वात्माके ग्राश्रयके 
बलसे पूर्वकर्मकी निष्फल कर देना प्रतिक्रमण है । (२) बंध रहे पुदूगलकर्मके कार्यभत ग्रागामी 
कर्मको सहजात्माके आ्राश्नयसे निष्फल कर देना प्रत्यास्यान है। (३) वतंधान कर्मविपाकको 
सहजात्मस्वरूपसे प्रत्यन्त भिन्‍त निरखते हुए सहजात्माके ग्राश्नयसें निष्फल कर देना प्रालो- 
चना है । (४) परमाथर्थ प्रतिक्रमण प्रत्यास्यान व प्रालोचनाके बलसे ज्ञानस्वभाव स्वात्मामें 
निरन्तर उपयोगकों रखना चारित्र है। (५) परमार्थ चारित्ररूप होते हुए ग्रन्तरात्माके स्वयं 
ज्ञानचेतना होती है । (६) स्वयंको ज्ञानमात्र चेतना, निरखना ज्ञानचेतना है। (७) ज्ञानको 
सचेतनासे ही अ्रतीव शुद्ध परतत्त्वविभक्त ज्ञान प्रकाशमान होता है। (५) भ्रज्ञानकी संचेतना 
से बन्ध होता है भर ज्ञानकी शुद्धि तिरोभूत हो जातो है । 

सिद्धान्व--( १) सहजात्मस्वरूपकी भावनामे त्रिकाल कर्मफलका अ्रभाव है । 

हेष्टि--१- शुद्धभावनापेक्ष शुद्ध द्रव्याधिकनय (२४ब) । 

प्रयोच---प्रात्मस्वरूपमें स्थिर होनेके लिये परद्रव्य व पंरभावसे विविक्त सहज ज्ञान॑- 





सर्वविशुद्धशञानाधिकार ६१४५ 
बेदंतो कम्मफल अ्रष्पाणं कुशड जो दु कम्मफूलं । 


सो तं पुणोवि बंधह वीय॑ दुक्खस्स अटठविहं ॥३८७॥ 
वेदंतो कम्मफल मए कय मुणह जो दु कम्मफलं। 
सो ते पुणोवि बंधड वीय॑ दुकखस्स अट्ठबिहं ॥३८८॥ 
वेदंतो कम्मफल सुहिदो दृहिदों य हवदि जो चेदा । 
सो त॑ पुणोवि बंध वीय॑ दुक्खस्स अट्ठविहं ॥३८६॥ 
फर्मफल बेदता जो, उसको निज रूप है बना लेता । 
वह फिर मि बांध लेता, दुखबोज हि अष्टकर्मोंको ॥३८७॥ 
कर्मफल वेदता जो, यह मैंने किया मानता ऐसे । 
बह फिर भि बांध लेता, दुखबीज हि प्रष्ट कर्मोंको ॥३८८॥ 
बेदता कर्मफल जो, हो जाता है सुखी दुलो श्रात्मा । 


वह फिर भि बांध लेता, दुखबोज हि भ्रष्ट कर्मोंको ॥२८६॥ 
वेदयमान, कर्मफलमात्मान करोति यस्तु कमेफलं । स तत्पुनरषि बध्नाति बीज दुःखस्याष्टविधं ॥३८७॥ 
वेदयमान कर्मफल मया कृतं जानाति यस्तु कमफलं । स तत्पुनरपि बध्नाति बीज दुःखस्याष्टविधं ।|३८५८॥। 
वेदयमान कर्मफल सुखितों दु्खखतक्च भवति यः चेतयिता। स तत्पुनरपि बध्नाति बीज दुःखस्याप्टविध ॥ 
ज्ञानादन्यत्रेदमहमिति चेतन भ्रज्ञानचेतना । सा द्विधा कर्मचेतना कमंफलचेतना च । 


तन्न ज्ञानादवन्यश्रेदमहं करोमीति चेतनं कर्मचेतना । ज्ञानादन्यश्रेदं वेदयेडहमिति चेतन कर्मफल- 





नामसंज्ञ--वेदत, कम्मफल, अप्प, ज, दु, कम्मफल, त, त, पुणो, वि, वीय, दुक्ख, अद्गृविह, वेदंत, 
मात्र प्रन्तस्तत्त्वमें उपयुक्त होनेका पोरुष करना ॥ रे८३-३८४ ।। हर 
प्रव ज्ञानचेतना व भज्ञानचेतताका फल कहते हैं-- [कर्मफल वेदयमानः] करके फल 
को अनुभवता हुमा [यः तु] जो आत्मा [कर्मफल भात्मानं करोति] कर्मंफलको निजरूप 
करता है [सः ] वह [प्रुनरषि] फिर भी [दुःखस्य बीज] दुःखके बीज [अष्टबिधं तत्‌] ज्ञाना- 
वरणादि श्राठ प्रकारके कर्मको [बध्नाति ] बांधता है। [यस्तु] जो [कर्मफल चेदयमान:ः ] 
कर्मके फलका वेदन करता हुझा [किर्मेफल सया कृत जानाति] उस करमंफलको मैंने किया 
ऐसा जानता है [स पुनरषि] वह फिर भी [दुःखस्प बोजं] दुःखके बीज [श्रष्टवेधं तत्‌] 
ज्ञानावरणादि श्राठ प्रकारके कर्मको [वध्नाति] बाँधता है । [यः चेतयिता] जो प्रात्मा [कर्म- 
फल धेदयमानः] कमंके फलंको वेदता हुप्रा [सुखितः थे दुःखितः] सुखी और दुःखो [मषति] 


६१९ सेमयंसार, 


चेतना । सा तु समस्तापि संसारबीजं, संसारबीजस्याष्टविघकर्मणों बीजत्वात्‌ । ततो मोक्षाथिना 
पुरुषेशाजश्ञानचेतनाप्रलयाय सकलकमंसंन्यासभावनां सकलकर्मफलसंन्यासभावनां न नाटयित्वा 
स्वभावभूता भगवती ज्ञानचेतनैवैका नित्यमेव नाटयितंव्या । तत्र तावत्सकलकर्मसंन्याप्रभावनां 
नाटयति--कृतकारितानुमननैस्त्रिकालविषयं मनोवचनकायै: । परिहृत्य कर्म सब॑ परमं नैष्क- 
कम्मफल, अम्ह, कय, ज, दु, कम्मफल, त, त, पुणो, वि, वीय, दुक्‍्ख, अद्रुविह, वेदंत, कम्मफल, सुहिद, 
होता है [सः] वह प्रात्मा [ पुनरपि]. फिर भो [वुःखस्य बोज अध्टविय तत्‌ बध्नाति] दुःखके 
बीज ज्ञानावरणादि श्राठ प्रकारके कर्को बाँधता है । 
तात्परयं--प्रज्ञानचेतनामें स्थित जीव करमको बाधता हुश्ना संसारमें जन्म मरण कर 
संकट सहता रहता है । 
टीकार्थ--ज्ञानसे श्रन्य भावोंमें ऐसा भ्रनुभव करना कि “यह मैं हूं' वह अ्रज्ञानचेतना 
है। बह दो प्रकारकी है--कर्मचेतना, कर्मफलचेतना । उनमेसे ज्ञानके सिवाय प्रन्य भावोंमें 
ऐसा प्रनुभव करना कि 'इसको मैं करता हैँ” यह कमंचेतना है श्रोर ज्ञानके सिवाय प्रन्य 
भावोंमें ऐसा अनुभव करना कि इसको मैं भोगता हूं' बह कर्मफलचेतना है | वह समस्त ही 
प्रज्ञानचेतना संसारके बोजभूत प्राठ प्रकार ज्ञानावरणादि कर्मका बीजपना होनेसे संसारका 
बीज है | इसलिये मोक्षको चाहने वाले पुरुषको श्रज्ञानचेतनाका नाश करनेके लिये सब कर्मों 
के छोड़ देनेकी भावनाकों भाकर भोर समस्त कर्मोके फलके त्यागकी भावनाकों नृत्य कराकर 
स्वभावभूत भगवती एक ज्ञानचेतताको निरन्तर नचाना चाहिये याने भाना चाहिये । वहाँ 
प्रथम ही सकल कर्मोके संन्‍्यासकी भावनाको सातिशय भाता है उसको कलशरूप काव्यमें 
कहते हैं--कत इत्यादि । अर्थ--प्रतीत भ्रनागत वर्तमानकाल सम्बन्धी सभी कर्मोंको कृत, 
कारित, भ्रनुमोदना श्रोर मन, वचन, कायसे छोड़कर उत्कृष्ट निष्कर्म अ्रवस्थाकों मैं प्रवल- 
म्बन करता हूं। भावाथें--यहाँ त्रिकालविषयक कर्मंपरिहार करनेका भाव है प्रतिक्रमण, 
धालोचना व प्रत्याख्यान । सो त्रिकालविषयक सब कर्मोके त्याग करनेके कृत, कारित, भ्रनु- 
मोदना झोर मन, वचन, कायके ४९ भंग होते हैं । 
यहां अ्रतीतकाल सम्बन्धी कर्मके त्याग करनेरूप प्रतिक्रमशके निम्नाँकित ४६ भंग 
कहते हैं--यदहूं इत्यादि । अर्थ--जो मैंने मनसे, वचनसे तथा कायसे कर्म किया, कराया 
भोर दूसरेके द्वारा करते हुएका भ्रनुमोदन किया, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। (कर्म करना, 
कराना और करने वालेका भ्नुमोदन करना संसारका बोज है, यह जान लेनेपर उस दुष्कृत 
के प्रति हेयबुद्धि झानेके कारण उससे ममत्व छूट जाना यहो उसका मिथ्या करना है) ॥१। 





सर्वविशुद्धशानाधिकार ६१७ 


म्यंमवलंबे ॥२२५॥ यदहमकार्ष यदचोकरं यत्कृव॑त्मप्यन्ये समन्वज्ञासं मनसा व वाह्ना च 
कायेन ज्रेति तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति ॥१॥ यदहमकार्ष यदचोकरं यत्कृवंतमप्यन्यं समन्वश्ञासं 
मनसा च वाचा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ॥२॥ यदहमका७े यदचीकरं यत्कवैत्तमप्यन्यं 
समन्वज्ञासं मनसा च॑ कायेत चेति तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति ॥ ३ ॥ यदहमकार्थ यदचोकरं 
प्रत्कुव॑ंतमप्यन्यं समन्वज्ञासं वाचा च कायेन चेति तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ॥४॥ यदहमकार्ष॑ 
यदचीकर॑ यत्कुवंतमप्यन्यं समन्वज्ञासं मनसा च तन्मिथ्या मे दुष्कृरमिति ॥ ५ ॥ यदहमकार्षँ 
यदसीकरं यत्कुवंतमप्यन्यं समन्वज्ञासं वाचा व्‌ तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ॥ ६॥ यदहमकाषँ 
यदचोकरं यत्कुव॑तमप्यन्यं समन्वज्ञासं कायेन च-तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ॥ ७ ॥ यदहमकार्ष 
यदचोकरं मनसा थ वाचा व कायेन व तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ॥5॥ यदहमकाषँ यत्कुव॑त- 
मप्यन्यं समन्वज्ञासं मससा ले वाचा नर कायेन श्र तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति ॥६॥ यदहमचीकरं 
यत्कुव॑तमप्यन्यं समन्वज्ञासं मनसा च वाचा चर कायेन च तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति ॥ १० ॥ 
यदहमकार्ष यदचीकरं मतसा च वाचा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ॥११॥ यदहमकार्ष यत्कु- 
दुहिद, य, ज, चेदा, त, त, पुणो, वि, वीय, दुक्ख, अद्वुविह । धासुसंज्ञ-कुण करणे, बध बंधने, मुण ज्ञाने, 
जो मैंने मससे तथा वचनसे किया, कराया श्रौर भ्रन्य करते हुएका प्रनुमोदन किया, वह मेरा 
दुष्कृत मिथ्या हो ॥ २॥ जो मैंने मनसे तथा कायसे किया, कराया और श्रन्य करते हुएका 
प्रनुभोदन किया, वह मेरा दुष्कृत भिथ्या हो ॥ ३ ॥ नो मैंने वचनसे तथा कायसे किया, 
कराया श्रोर ग्रन्य करते हुएका भ्रनुमोदन किया, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥ ४॥ जो मैंने 
मनसे किया, कराया शोर भन्य करते हुएका भ्रनुमोदन किया, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या 
हो ॥ ५ ॥ जो मैंने वचचनसे किया, कराया शोर ध्रन्प करते हुएका भ्रनुमोदन किया, वह मेरा 
दुष्कृत मिथ्या हो ॥६॥ जो मैंने कायसे किया, कराया झोर प्रन्य करते हुएका भ्रनुमोदन किया, 
वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥७४ जो मैंने मनसे, बबनसे तथा कायसे किया श्रोर कराया, वह 
मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥८॥ जो मैंने मससे, वचनसे भोर कायसे किया भर भ्न्य करते हुए 
को भनुमोदा वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥६॥। जो मैंने मनसे, वचनसे तथा कायसे कराया ओर 
प्न्‍्य करते हुएको प्रनुमोदा, बह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥१०॥ जो मैंने मनसे तथा वचनसे 
किया धौर कराया, वह मेरा दुष्कृत सिथ्या हो ॥११॥ जो मैंने मनसे तथा वजनसे किया भोर 
प्रन्य करते हुएका झ्नुमोदन किया, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥१२॥ जो मैंने मससे व वचन 
से कराया धौर भ्रन्य करते हुएका भनुमोदन किया वह भेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥१३॥ जो मैंने 
मनसे तथा कायसे किया श्रोर कराया, वह मेरा दुष्कृत मिश्या हो ॥१४॥ जो मैंने मनसे तथा 








8१८ समयसार 
वंतमप्यन्यं समन्वज्ञासं मनसा च वाचा च लन्मिथ्या मे दुष्कृतिति ॥ १२ ॥ म्ृदहमचोकर 
यत्कुबतमप्यन्यं समन्वज्ञासं मनसा च वाचा व तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति ।। १३ ॥ यदहमकार्षं 
यदचीकरं मनसा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ॥ १४ ॥ यदहमकाषं यत्कुवंतमप्यन्यं 
समन्वज्ञासं मनसा व कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ॥१५॥ यदहमचीकरं यत्कुवंतमप्यन्य 
समन्‍्वज्ञासं मनसा च कायेन च तन्समिथ्या में दुष्कृतमिति ॥१६॥ यदहमकाष॑ यदचीकरं वादा 
च्‌ कायेन च. तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ॥१७॥ यठहमकार्ष यत्कुवंतमप्यन्यं समन्वज्ञासं वाचा 
च्‌ कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ॥१८॥ यदहमचीकर यत्कुव॑तमप्यन्यं समन्वज्ञासं वाचा 
व कायेन च तन्मिथ्या में दुष्क्रमिति ॥ १६ ॥ यदहमकार्ष यदचीकर मनसा चर तन्मिथ्या मे 
दुष्कृतमिति ॥ २० ॥ यदहमकार्ष यत्कुवंतमप्यन्यं समन्वज्ञासं मनसा च तन्मिथ्या में दुष्कृत- 
मिति ॥ २१॥ यदहमचीकरं यत्कुर्वतमप्यन्यं समन्‍्वज्ञासं मनसा च तन्मिथ्या मे दुष्कृत- 
मिति ॥२२॥ यदहमकाषं यदचोकरं बाचा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ॥२३॥ यदहमका 
यत्कुवंतमप्यन्यं समन्वज्ञासं वाचा च तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति ॥२८॥ यदहमचीकर॑ यत्कृवँतम- 
प्यन्यं समन्वज्ञासं वाचा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ॥२५॥ यदहमकार्ष यदचोकरं कायेन च 
तन्मिथ्या मे दुष्क्रमिति ॥२६॥ यदहमकाष॑ं यत्कुवंतमप्यन्यं समन्वज्ञासं कायेन च तन्मिथ्या 
हव सत्ताया । प्रातिपबद्िक--वेदयमान, कर्मफल, आत्मनु, यत्‌, तु, कर्मफल, ततू, तत्‌, पुनर, बीज, दु ख, 


कायसे किया तथा अन्य करते हुएका अनुमोदन किया, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥१५॥ जो 
मैने मनसे तथा कायसे कराया और भ्रन्य करते हुएका अ्रनुमोदन किया, वह मेरा दुष्कृत 
मिथ्या हो ॥१६।॥। जो मैने वचनसे तथा कायसे किया भ्रौर कराया, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या 
हो ॥१७।॥ जो मैंने बचनसे तथा कायसे किया तथा ग्रन्य करते हुएका अनुमोदन किया, वह 
मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥१८॥ जो मैने बचनसे तथा कायसे कराया तथा अन्य करते हुएका 
अनुमोदन किया, वह भेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥१६॥ जो मैंने मनसे किया और कराया, वह 
मेरा दुष्कृत मिथ्या हो २०७ जो मेंने मनसे किया तथा भ्न्य करते हुएका प्रनुमोदन किया, 
वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥२१॥ जो मैने मनसे कराया और भ्रन्य करते हुएका अनुमोदन 
किया, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥२२॥ जो मैंने वचनसे किया झ्रोर कराया वह मेरा दुष्कृत 
मिथ्या हो ॥२३॥। जो मैंने वच्चनसे किया श्रौर अ्रन्य करते हुएका अनुमोदन किया, वह मेरा 
दुष्कंत मिथ्या हो ॥२४। जो मैंने वचनसे कराया और भ्रन्य करते हुएका प्रनुमोदन किया वह 
मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥२५॥ जो मैंने कायसे किया झौर कराया तथा प्रन्य करते हुएका 
प्रेनुमोदन किया, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥२६॥ जो मैंने कायसे क्रिया और अन्य करते 


सर्वविशुद्धजानाधिकार ६१६ 


में दुष्कृतमिति ॥२७॥ यदहमचीकर यत्कुवेत्रमप्यन्य॑ समन्वज्ञासं कायेन तन्मिथ्या मे दुष्कृत 
मिति ॥२८॥ यदहमकार्ष मनसा ले वाचा ले कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ॥ २६ ॥ 
यदहमचीकर भमनसा च वाचा च्‌ कायेन च्‌ तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिलि ॥३०॥ यत्कुवंतमप्यन्यं 
समन्वज्ञासं मनसा च बाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमित्ति ॥३१॥ यदहमकाषं मनसा 
चू बाचा च तन्मिथ्या मे दुष्क्तमिति ॥३२॥ यदहमचीकरं मनसा च वाचा च तन्मिथ्या में 
दुष्कृतमिति ॥३३॥ यत्कुवंतमप्यन्यं समन्वज्ञासं मनसा च वाचा.च तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति 
॥३४॥ यदहमकार्प मनसा च कायेन च तन्मिथ्या में दुष्कृरमिति ॥३५॥ यदहमचीकर मनसा 
च कायेन च तन्समिथ्या मे दुष्कृरमिति ॥३६॥ यत्कुबंतमप्यन्यं समन्वज्ञासं मनसा चे कायेव च 
तन्मिथ्या में दुष्कृरमिति ॥३७॥ यदहमकार्ष थावा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कलमिति 
॥३८॥ यदहमचीकरं वाचा च्‌ कायेन च तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति ॥३६॥ यत्कुवंतमप्यन्य॑ 
समन्वज्ञासं वाचा च कायेन च तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति ॥४०॥ यदहमकार्ष मनसा च तन्मि- 
थ्या मे दुष्कृतमिति ।४१। यदहमचीकर मनसा च तन्भिथ्या में दुष्कृतमिति |४२। यत्कुबंतमप्यन्य 


अष्टविध, वेदयमान, कर्मफल अस्मद्‌, कृत, यत्‌, तु, कर्मफल, तत्‌, तत्‌, पुनर्‌, बीज, दुःख अष्टविघ, 
हुएका श्रनुमोदन किया, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥२७॥ जो मैंने कायसे कराया शोर अन्य 
करते हुएका अनुमोदन किया, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥ २८ ॥ जो मैंने मनसे, वचनसे 
तथा कायसे किया, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो | २६ ॥ जो मैंने मससे, वचनसे व कायसे 
कराया, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥३०॥ जो मैंने मनसे, वचनसे तथा कायसे श्रन्य करते 
हुएका श्रनुमोदन किया, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥३१॥ जो मैने मनसे तथा वचनसे किया, 
वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥३२॥ जो मैंने मनसे तथा वचनसे कराया वह मेरा दुष्कृत मिथ्या 
हो ॥३३॥ जो मैने मनसे तथा वचनसे ग्रन्य करते हुएका अ्रनुभोदत किया, वह मेरा दुष्कृत 
मिथ्या हो ॥३४॥ जो मैंने मससे तथा कायसे किया, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥३५॥ जो 
मेंने मतसे तथा कायसे कराया, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥३६॥ जो मेंने मनसे तथा काय 
से, प्रन्य करते हुएका अनुमोदन किया, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥३७॥ जो मेंने बचनसे 
तथा कायसे किया, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥३५॥ जो मेंने बचनसे तथा कायसे कराया 
वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥३६॥ जो मैंने वचनसे तथा कायसे श्रन्य करंते हुएका अचुभो- 
दन किया, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥४०॥। जो मैंने मनसे किया, वह मेरा दृष्कृत मिथ्या 
हो ।४१। जो मेंने मनसे कराया, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ।४२। जो मैंने मनसे अ्रन्य करते 
हुएका अनुमोदन किया, बह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥॥४३॥ जो मैंने बचनसे किया, वह मेरां 





६२० समथसार 


समन्वज्ञासं मनसा च तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति ॥४३॥ यदहमकार्ष वाचा च तन्मिथ्या मे दुष्कृ- 
तमिति ॥४४॥ यदहमचीकरं वाचा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ॥४५॥ यत्कुवंतमप्मन्यं सम- 
न्वज्ञासं वाचा व तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति ॥४६॥ यदहमकार्ष कायरेन च तन्मिथ्या में दुष्कृत- 
म्रिति ॥४७॥ यदहमचीकरं कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ॥४८॥ यत्कुवंतमप्यन्यं सम- 
न्वज्ञासं कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ॥४९॥ मोहाध्वदहमका्ष समस्तमपि कर्म तत्प्रति- 
क्रम्य । भ्रात्मनि चैतन्यात्मनि निष्कमंरि नित्यमात्मना वर्ते ॥२२७॥ इति प्रतिक्रमणकल्पः 
समाप्त: । 

न करोमि न कारयामि न कुवंतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च वाचा व कायेन 
चेति ।१॥ न करोमि न कारयामि न कुवंतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा व बाचा चेति।२। ने 
करोमि न कारयामि न कुवंतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा व कायेन चेति ।३॥ न करोमि न 

वेदयमान, कर्मफल, सुखित, दुःखित, च, यत्‌, चेतयितृ, ततू, तत्‌, पुनर, अपि, बीज, दुख, अष्टविध | 
दुष्कृत मिथ्या हो ॥४४।॥। जो मैंने वचनसे बाराया, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥४५॥ जो 
मैंने बचनसे भ्रन्य करते हुएका अ्रनुमोदन किया, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥४६॥ जो मैंने 
कायसे किया, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥४७॥ जो मैंने कायसे कराया, वह मेरा दुष्कृत 
मिथ्या हो ॥४८७ जो मैने कायसे प्रन्य करते हुएका ग्रनुमोदन किया, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या 
हो ॥४६॥ 

धब इस भावकों कलशरूप काव्यमें कहते हैं--मोहाद्य इत्यादि । श्रथं--मेंने मोहसे 
जो कर्म किये हैं, उन समस्त कर्मोंका प्रतिक्रमण करके में निष्कर्म याने समस्त कमंसि रहित 
चैतन्य स्वरूप भात्मामे प्रात्माके द्वारा निरंतर बते रहा हूं । भावार्थ--भूतकालमें किये गये 
कमंको ४६ भंगपुू्वंक मिथ्या करने वाला प्रतिक्रमण करके ज्ञानी ज्ञानस्वरूप श्रात्मामे लोन 
होकर निरन्तर चेतन्यस्वरूप प्रात्माका प्रनुभव करे । 

इस प्रकार प्रतिक्रमश-कल्प याने प्रतिक्रण किया जानेका विधान समाप्त हुआ । प्रब 
घालोचनाकल्प कहते हैं--- 

में मनसे, वचनसे तथा कायसे न तो करता हूं, न कराता हूं भ्लोर त भ्रन्य करते हुये 
का अनुमोदन करता हूं ॥१॥ मे मनसे, वचनसे न तो करता हूं, न कराता हूं, न भ्रन्य करते 
हुयेका भ्रनुमोदन करता हूं ॥२॥ मैं मनसे तथा कायसे न तो करता हूं, न कराता हूं, न प्रन्य 
करते हुयेका अनुमोदन करता, हूं ॥॥३॥ मैं वचनसे तथा काबसे न तो करता हूं, न कराता हूं, 
न भन्य करते हुयेका श्ननुमोदन. करता हूं ।४॥ मैं मनसे न तो करता हूं, न कराता हूं, न 











सर्वेविशुद्धशानाधिकार ६२१ 


कारयामि न कुबंतमप्यन्यं समनुजानासि वाचा च कायेन चेति ।|४॥ न करोमि न कारयामि न 
कुव॑तमप्यन्यं समनुजानामि मनसा चेति ।५। न करोमि न कारयामि न कुवेतमप्यस्यं समचु- 
जानामि वाचा चेति ।६। न करोमि न कारयांमि न कुव॑न्तमप्यन्थं समनुजानामि कायेन चेति 
।७। ने करोमि न कारयामि मनसा च बाचा च कायेन चेति ।८५। न करोमि न कुर्वन्तमप्यन्यं 
समनुजानांमि मनसा च वाचा च कायेन चेति ।६। न कारयामि न कुवतमप्यन्यं समनुजानामि 
मनसा च वाया च कायेन चेति ।१०। न करोमि न कारयामि मनसा च वाचा चेति ।११। 
न करोमि न कुव्व॑न्तमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च वाचा चेति १२। न कारयामि न कुवंतम- 

प्यन्यं समनुजानामि मनसा च वाचा चेति ।१३॥ न करोमि न कारयामि मनसा च कायेन 
चेति ।!४। न करोमि न कुवंतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च कायेन चेति ।१५॥ न कार- 
यामि न कुव॑न्तमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च कायेन चेति ।१६। न करोमि न कारयामि 
वाचा च कायेन चेति ।१७। न करोमि न कृव॑तमप्यन्यं समनुजानामि वाचा च कायेन चेति 
।१८। न कारयामि न कृवतमप्यन्यं समनुजानामि वाचा च कायेन चेति ।१६। न करोमिन 


कं >ज तनननन+ »+ ताक लक ली-नीसतीीीीननसत3333+-ललननननन- कपीनी न बनननीक 3५3 >3 «+-&34-++-नन +3+3+-3++मीनीकनीतनीयणयणययन मनन ननननाननयण;ी नयी नी नननानी+ी कक ऊ-+तन नल तक जीन बह तत तब. न तन 


पूलधातु- डकृअ करणे, बन्ध बन्धने, मन ज्ञाने दिवादि, भू सत्ताया। परदविबरण--वेदतो वेदयमान:- 


प्रन्य करते हुयेका श्रनुमोदन करता हूं ॥५॥ मैं वचनसे न तो करता हूं, न कराता हुं, न भ्रन्य 
करते हुयेका प्रनुमोदन करता हूं ॥६॥ में कायसे न तो करता हूं, न कराता हूं, न श्रन्य 
करते हुयेका भ्रनुमोदन करता हूँ ।।७॥ में मनसे, वचनसे तथा कायसे न करता हूं, न 
कराता हूं ॥५।॥।| मनसे, वचनसे तथा कायसे न तो मैं करता हूं, न भ्रन्य करते हुयेका प्रनुमो- 
दन करता हूं ।६।। मनसे, वचनसे तथा कायसे न मैं कराता हूं, न भ्रन्य करते हुयेका अनु- 
मोदन करता हूं ॥१०॥ मनसे तथा वचनसे न मैं करता हूं, न कराता हूं ॥११॥ मनसे तथा 
वचनसे न मैं करता हू, न प्नन्य करते हुग्ेका भ्रनुमोदन करता हूं ॥१२॥ मनसे तथा वचनसे 
न तो मैं कराता हूं, न अन्य करते हुयेका ग्रनुमोदन करता हूं ॥(३॥ मनसे तथा कायसे न 
मैं करता हूं, न कराता हूं ॥१४॥ मनसे तथा कायसे न मैं करता हूं, न श्रन्य करते हुयेका 
झ्नुमोदन करता हूं ॥१५॥ मनसे तथा कायसे न मैं कराता हूं, न भ्रन्य करते हुयेका प्रनु- 
मोदन करता हूं ॥१६॥ वचनसे तथा कायसे न मैं करता हूं, न कराता हूं ॥१७॥ वचनसे 
तथा कायसे न मैं करता हूं, न अन्य करते हुयेका अश्रनुमोदन करता हूं ॥१८॥ वचनसे तथा 
कायसे न मैं कराता हूं, न भ्रन्य करते हुयेका भ्रनुमोदन करता हुं ॥१६॥ मनसे न तो मैं 
करता हूं, न कराता हु ॥२०॥ मनसे न मैं करता हुं, न भ्रन्य करते हुयेका प्रनुमोदन करता 


६२२ समयसार 


कारयामि न॒कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा चेति १२२। न करोमि न कारयामि वाचा 
चेति ।२३। न करोमि न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि वाचा चेति ।२४। न कारयामि न कुव॑त- 
मप्यन्यं समनुजानामि बाचा चेति ।२५। न करोमि न कारयामि कायेन चेति ।२६। न करोमि 
न कुवेतमप्यन्यं समनुजानामि कायेन चेति ।२७। न कारयामि न कुवतमप्यन्यं समनुजानामि 
कायेन चेति ।२८। न करोमि मनेसा व वाचा च कायेन चेति ।२६। न कारयामि मनसा न 
वाचा च कायेन चेति ।३०। न कुर्वंतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च वाचा च कायेन चेति 
।३१॥ न करोमि मनसा च बाचा चेति ।३२। न कारयामि मनसा च वाचा चेति ।३३॥ न 
कुर्बंतमप्यन्यं समनुजानाभि मनसा चर वाचा चेति ।३४ न करोमि मनसा च कायेन चेति 
)३५। न कारयामि मनसा च कायेन चेति ।३६। न कुवंतमप्यन्य समनुजानामि मनसा च 
कायेन चेति ।३७। न करोमि वाचा च कायेन चेति ।३े८। न कारयामि बाचा थ॒ कायेन चेति 
।३६। न कुवंतमप्यन्यं समनुजानासि वाचा व कायेन चेति ।४०। न करोमि मनसा चेति ।४१। 
न कारयामि मनसा चेति ।४२। न कुव॑न्तमप्यन्य समनुजानामि मनसा चेति ।४३। न करोमि 
वाचा चेति ।४४। न कारयामि वादा चेति ।४५। न कवेन्तमप्यन्यं समनुजानामि वाचा चेति 


निकली तन 22 कनने कक 7 ३६, * ल्‍वलएंन: ल्ज्ज्ल न *-+ 


प्रथमा एकंवचन । कम्मफलं कमंफल-द्वितीया एकवचन । अप्पाण आत्मान-द्वितीया एक० । जो य'-प्रथमा 


नि. धद फरकक शेज + (अल वेज मटर >कीट "ली जी 30 अमल 2 लक > कील ऑल ५ मम आम ये पी 2 अमल» कल अर गन +नलन जन अिी तए आओ-3++ ++->++> ७ हे ->न>ज>- अन्न 


हूं ॥२१॥ मनसे न मैं कराता हूं, न प्रन्य करते हुयेका अनुमोदन करता हू ॥२२॥ वचनसे 
न मैं करता हूं, न कराता हूं ॥२२॥ वचनसे न मै करता हूं, न ॒श्रन्य करते हुयेका अनुमोदन 
करता हूं ॥२७।॥। वचनसे न मैं कराता हूं, न ग्रन्य करते हुयेका प्रनुमोदन करता हूं ॥२५॥ 
कायसे न मैं करता हुं, न कराता हूं ॥२६॥। कायसे न मै करता हूँ, न अन्य करते हुयेका 
झनुमोदत करता हूं ॥२७।। कायसे न में कराता हूं, न अन्य करते हुयेका भ्रनुमोदत करता 
हूं ॥२८॥ मनसे, वचनसे तथा कायसे व मे करता हू ॥२६।| मनसे, वचनसे तथा कायसे न 
में कराता हूं ॥३०॥ मे मनसे, वचनसे तथा कायसे प्रन्य करते हुयेका प्रनुमोदन नही करता 
॥३१॥ मनसे तथा वचनसे न में करता हूं ॥३२॥ मनसे तथा वचनसे न में कराता हु ॥३३॥ 
मनसे तथा बचनसे न में भ्रन्‍्य करते हुयेका श्रनुमोदन करता हूं ।३४। मनसे तथा कायसे न 
में करता हूं ।३५॥ मनसे तथा कायसे न में कराता हूं ।३६। मनसे तथा कायसे न में अन्य 
करते हुयेका भ्रनुमोदन करता हूं ।३७। वचनसे तथा कायसे न में करता हूं ।३८। बचनसे 
तथा कायसे न में कराता हूं ।३६। वचनसे तथा कायसे न में भ्रन्य करते हुयेका प्रनुमोदन 
करता हूं ।8४०। मनसे न में करता हूं ।४१। मनसे न में कराता हूं ।४२। मनसे न में अन्य 
करते हुयेका झ्नुमोदन करता हूं /४२३। बचनसे न में करतो हूं ।४४। वचनसे न में कराता 





सर्वविशुद्धज्ञानाधिकार ६२३ 


।४६। न कशोमि कायेन चेति (४७) न कारयामि कायेन चेति ।४८। न कुवेन्तमप्यन्यं समनु 
नुंजानामि कायेन चेति ।४६। मोहविलासविजुंभितमिदंमुदंयत्कम॑ सकलमालोच्य । प्रात्मनि 
चेतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते ॥२२७॥ इत्यालोचनाकल्प: समाप्त: । 


न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कु्व॑तमप्यन्यं समनुज्ञास्यासमि मनसा च वाचा च 

कायेन चेति ।१| न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वेन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा व 
वाचा चेति ।२। न करिष्यामि न कारयिष्यामि न॑ वुर्वतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च 
कायेन चेति ।३॥ न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुवेन्तमप्यस्यं समनुज्ञास्यामि वाचा न 
कायेन चेति ।४॥ न करिष्यामि न कारबिष्यामि न कुवेन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा चेति 
५॥ ने करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुवंतमप्यन्यं समनज्ञास्पामि वाचा चेति ।६। न करि- 

एक० ! दु तु-अव्यय । कम्मफल कर्मफलं-द्वितीया एक० | सो स-प्रथमा एक० | तं-द्वि० एक०। पुणों 


लि जल अल अककट अंडे: ली 3 ओ० नह शा भव कल मल गन ४ अर आज अल जल आज कप हे कम 2आाज आज 2 कर मर हम कब अत चुटकी मल बज. आर किम 3-00 ज22 3 >लर अर कक अल ली जज किन जम अप आम मत 3 2 30 अली शक लडन मम अचल 


हूं ४५) वच्चनसे न में प्रन्य करते हुयेका भ्रनुमोदन करता हू ।८४६। कायसे न में करता हूं 
।४७। कायसे न में कराता हूं ।४८। कायसे न में ग्रन्य करते हुयेका भ्रनुमोदन करता हूं ।४६। 
(इस प्रकार प्रतिक्रमणके समान आलोचनामें भी ४६ श्रड्र कहे) । 

प्रब इस कथनको कलशरूप काव्यमे कहते है:--मोहविलास इत्यादि । श्रर्थ--मोह 
के विलाससे फैले हुए इस उदोयमानमें करम्ंकी ग्रालोचना करके मैं निष्कर्म चैतन्यस्वरूप 
धात्मसे श्रात्माके द्वारा ही निरन्तर बर्त रहा हूं । भावार्थ--वर्तेमानकालमें जो कर्मका उदय 
ग्रा रहा है, उसके विषयमें ज्ञानी यह विचार करता है कि पहले जो कम बांधा था उसका 
यह कार्य है, मेरा नही, मैं इसका कर्ता नही हैँ, में तो शुद्ध चंतन्यमात्र श्रात्मा हू । मेरी तो 
दर्शनज्ञानरूप प्रवृत्ति है। उस दर्शन-ज्ञानरूप प्रवृत्तिके द्वारा मैं इस उदयागत कमेको देखने, 


जानने वाला हूं। में अपने स्वरूपमें ही प्रवत्तेमान हूं। ऐसा प्रनुभव करना ही निश्चयचारित्र 
है । इस प्रकार श्रालोचना कल्प समाप्त हु । 


अरब टीकामें प्रत्याख्यान कल्प कहते है| प्रत्याख्यान करने वाला कहता है किं-- 
में मनससे, वचनसे तथा कायसे भविष्यमे कर्म न तो कछ गा, न कराऊंगा, न अन्य 


करते हुयेका भ्रनुमोदन करूगा ॥१॥ मनसे तथा वचनसे में न तों करूगा, न कराऊंगा, न 
प्रन्य करते हुयेका श्रनुमोदत करू गा ॥२।॥। मनसे तथा कायसे में न तो करू गा, न कराऊंगा, 
ने अन्य करते हुयेका प्रनुमोदद करूगा ॥।३॥ वचनसे तथा कायसे में न तो करूगा, न 
कराऊँगा, न प्रन्य करते हुएका अ्रनुमोदन करूगा ॥४॥ मनसे मेंन तो करूगा, न 
कराऊंगा, न अ्रन्य करते हुएका प्रनुभोदन करू गा ॥५॥ वचनसे में न तो करू गा, न करा- 
ऊंगा, न श्रन्य करते हुयेका प्रनुमोदन करूगा ॥६॥ कायसे में न तो करू गा, न कराऊंगा 





६२४ . समयतार 
ध्यामि न कारयिष्यामि न कुवंतमप्यन्यं समनुशास्यामि कायेन चेति ।७। न करिष्यामि न 
कारयिष्यामि मनसा नर वाचा व्‌ कायेन चेति ।८। न करिष्यामि न कुवंतमप्यन्यं समनुज्ञा- 
स्यथामि मनसा थे वाचा व कायेन जेति ।६। न कारयिष्यामि न कु्वतमप्यन्यं समनुझास्यामि 
मनसा व वाचा च कायेन चेति ।!०। न करिष्यामि न कारयिध्यामि मनसा च वाचा चेति 
।११। न करिष्यामि न कुव॑न्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा व वाचा चेति ।१२। न कारयि- 
ष्यामि न कुर्व॑तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मतसा चर वाचा चेति ।१३। न करिष्यामि न कारयि- 
ध्यामि मनसा च कायेन चेति ।१४ न करिष्यामि न कुवंतमप्यन्यं समनुन्नास्यामि मनसा च॑ 
कायेन चेति ।१५॥ न कारथिष्यामि न कुवतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा न कायेन चेति 
।१६। न करिष्यामि न कारयिष्यामि बाचा थ कार्येन चेति ।!७। न करिष्यामि न कुवतमप्य- 
न्‍्यं समनुझास्यामि वाचा च कारयेन चेति ।(!८। न कारयिष्यामि न वुर्वतमप्यत्यं समतुज्ञास्या- 
मि वाया व कायेन चेति ।१६। न करिष्यामि न कारयिष्यामि मनसा चेति ।२०। न करि- 
ध्यामि न कुवंतमप्यन्यं समनुजशास्यामि मनसा चेति ।२१। न कारयिष्यामि न कृवतमप्यन्यं 
समनुज्ञास्यामि मनसा चेति ।२२। न करिष्यामि न कारयिष्यामि वाचा चेति ।२३॥ न करि- 
ष्यामि न कुर्व॑तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि वाचा चेति ।२४॥ न कारयिष्यामि न कुर्ब॑तमप्यन्यं 


पुन:-अव्यय । वि अपि-अव्यय । कुणदि करोति बंघइ बध्नाति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष न लट्‌ अन्य पुरुष एकबचन। वीय 
न भ्रन्य करते हुयेका श्रनुमोदन करू गा ।७। मनसे, वचनसे तथा कायसे में त॒ तो करूगा, न 
कराऊँगा ।८। मनसे, वचनसे तथा कायसे में न तो करू गा, न श्रन्य करते हुएका अनुमोदन 
करू गा ।६। मनसे, वचनसे, कायसे में न तो कराऊंगा, न अ्रन्य करते हुयेका भ्रनुमोदन करू गा 
।१०। मनसे तथा वचनसे में न तो करूगा, न कराऊगा ।११। मनसे व वचनसे में न तो 
करू गा, न अ्रन्य करते हुयेका भ्रनुमोदन करू गा ।१२। मनसे तथा वचनसे में न तो कराऊंगा, 
न भ्न्य करते हुयेका अनुमोदन करूगा ।१३। मनसे व कायसे में न तो करू गा, न कराऊंगा 
।१४। मनसे तथा कायसे में न तो करू था, न भ्रन्य करते हुयेका श्रनुमोदन करू गा ।१५। मन 
से, कायसे में न तो कराऊंगा, न श्रन्य करते हुयेका भ्रनुमोदन करूगा ।१६। वचनसे तथा 
कायसे में न तो करू गा, न कराऊंगा ।१७। में वचनसे तथा कायसे न तो करूगा, न भ्रन्य 
करते हुयेका ्नुमोदन करू गा ।१८। वचनसे तथा कायसे न तो कराऊंगा, न प्रन्य करतें हुये 
का अनुमोदन करू गा ।१६। मनसे में न तो करू गा, न कराऊँगा ।२०। मनसे में न तो करूँगा, 
न अन्य करते हुयेका प्रनुमोदन करू ग्रा ।२१। में मनसे न तो कराऊँगा, न धन्य करते हुयेका 
प्रनुमोदन करू गा ।२२। बचनसे में न तो करूगा, न कराऊँगा ।२३। वचनसे में न तो 


सर्वविशुद्धशानाधिकार ६२५ 


समनुजॉस्यामि वाचा चेति २५। न करिष्यामि न कारयिध्यामि कायेन जेति ।२६। न करि- 
ध्याभि न कृवैतमप्यन्य समनुज्ञास्यामि कायेने जेति ।२७। न कारयिष्यामि न कुर्वेतमप्यन्यं 
समनुजास्यामि कायेन चेति ।२८। तन करिष्यासि सनसा न वाचा नर कायेव चेति ।२६। न 
कारयिष्यासि मनसा व वाचा व कायेन चेति ।३०। न कृवतमप्पन्यं समनुझ्ास्थामि मनसा व 
वाला थ कायेन चेति ।३१। न करिष्यामि मनसा च वाचा चेति ।३२। न कारयिष्पापि मनसा 
थे वाचा चेति ।३३। न कवतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा चेति ।३४। न करिष्यामि 
मनसा व कायेन चेति ।३५। न कारयिष्यामि मनसा व कार्येने चेति ।३६। न कृवतमप्यन्यं 
समनज्ञास्यामि मनसा च कायेन चेति ।३७। न करिष्यामि वाचा व कायेन चेति ।३८। न कार- 
यिष्यामि वाचा व कायेन चेति ।३६। न कुर्वेन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि वाचा च कायेन चेति 
।४०। न करिष्यामि मनसा चेति ।४१। न कारयिष्यामि मनसा चेति ।४२। न कृव॑तमप्यन्यं 
समनुज्ञास्यामि मनसा चेति ।४३। न करिएयामि वाचा नेति ।४४। न कारपिष्यामि वाचा चेति 
।४५। न कवतमप्यन्यं समनुज्ञास्थामि वाचा चेति ।६६। न करिष्यामि कायेन चेति ।४७। न 
कारयिष्यामि कायेन चेति ।४८। न कुर्व॑तमप्थन्यं समनुन्नास्यामि कायेव चेति ।४६। प्रत्यास्याय 
बीज-द्वितीया एकवचन । दुक्‍्खस्स दुःखस्य-पपष्ठी एकबचन। अद्वुविह अप्टविध-द्वितोया एकचवन। 
करू गा, न अन्य करते हुयेका अनुमोदन कहूगा ।२४॥ वचनसे में न तो कराऊंगा, न प्रन्य 
करते हुयेका अनुमोदन करू गा ।२५। कायसे मै न तो करूँगा, न कराऊंगा ।२६। कायसे मैं 
ने तो करू गा, न अ्रन्य करते हुएका अनुमोदन कहूगा ।२७। कायसे मैं न तो कराऊंगा, न 
प्रन्य करते हुयेका श्रनुमोदन करू गा । २८। मनसे, वचनसे तथा कायसे मैं न करू गा ।२६। मत 
से, वचनसे तथा कायसे न कराऊंगा ।३०। मनसे, वचनसे तथा कायसे मै न भ्रन्य करते हुमेका 
ग्रनुमोदन करू गा ।३१। मनसे तथा वचनसे मैं न तो करूगा ।३२। मनसे तथा वचनसे मैं न 
कराऊंगा ।३३। मनसे तथा वचनसे मैं न श्रन्य करते हुयेका अनुमोदन करू गा ।३४। मनसे 
तथा कायसे मैं न करूगा ।३५। मनसे तथा कायसे मैं न कराऊंगा ।१६। मनसे तथा कायसे 
मैं न ग्रन्य करते हुएका ग्रनुमीदव करू गा । २७। वचनसे तथ। कायसे न करूगरा ।३८। वचनसे 
तथा कायसे में न कराऊंगा ।३६। वचनसे तथा कायसे में न अन्य करते हुयेका प्रनुमोदन 
क्रू गा ।४०। मनसे मैं न करूगा ।४१। मनसे मैं न कराऊगा ।४२। मनसे में न प्न्य करते. 
हुयेका प्रतुमोदत करूगा ।४३। वचनसे में न तो कहूगा ।४४। वचनसे में न कराऊँगा-।४५। 
वचनसे में न अन्य करते हुयेका भ्रनुमोदन ककूगा ।४६। कायसे में न तो करू भा ।8७॥ 
कायसे में न कराऊँगा ।४८। कायसे में न श्रन्य करते हुएका अनुमोदन करूंगा ।४६। - (इस 


६२६ खसमग्रपार 


भविव्यल्कर्म खमस्त निरस्तसंमोह: । ग्रात्मनि खेतस्पात्मनि भिष्कर्मशि नित्यमात्मता झर्ले 
४र२८॥ हृति प्रत्याख्यानकल्प: सभाप्त:। समस्तमित्येवमपास्य कर्म श्रेकालिकं शुद्धनसयाव- 
लंबी । विलीमभोहो रहितं विकारैश्चिन्मात्रमात्मातमथावलंबे ॥२२६॥ 

झथ शकलकर्मेफलसंन्यासभावनां नाटयति। विगलंतु कर्मंविषतल्‍्फलानि मम श्रुक्ति- 
मंतरेशव । संचेतयेडहमचलं चेतन्यात्मानमात्मानं ७२३०॥ नाहूं मतिज्ञानावरणीयकर्मफलं भुंजे 
चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ।१। नाहं ध्ुतज्ञानावरणीयकर्मफलं भ्रु जे चैतन्यात्मानमात्मा- 
नमेव संचेतये ।२। नाहमवधिज्ञानावरणीयकर्मफल भुजे चेतन्यात्मानमात्मानभेव सचेतये ।३। 
नाहूँ मनःफ्य यज्ञानावरणीयकमंफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानभेव संचेतये ।४। नाहं केवल- 
जायावरक्तीयकर्मफलं भरुजे चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ।५। नाहं चल्षुदं्शनाबरणीय - 
कमेफल भुजे चैतस्पात्मानमात्मानमेव संचेतये ।६। नाहमचक्षुदंशंनावरणीयकर्मफलं स्रुजे 
चैतन्यात्मानमात्मानभेव संचेतये ।७। नाहमवधिदर्शनावरणोयकर्मफल भुजे चैतन्यात्मा- 

_बेदंतो बेदयमान-प्रथमा एकबचन । कम्मफल कर्मफल-ह्वितीया एकबचन। सहिंदों सुखित:-प्रथमा एक- 

प्रकार प्रतिक्रमणके समान ही प्रत्याख्यानमें भी ४६ भज्भ कहे) । 

ध्रव इस भर्थकों कलशरूप काव्यमें कहते हैं--पभ्रत्यास्याय इत्यादि। भ्रर्थ--(प्रत्या- 
ख्यान करने बाला ज्ञानी कहता है कि) भविष्यके समस्त कर्मोंका प्रत्याख्यान (त्याग) करके, 
जिसका मोह नष्ट हो भया है, ऐसा मैं निष्कर्म प्रर्थात्‌ समस्त कमोसे रहित चंतन्यस्वरूप 
भात्मामें आत्माके द्वारा ही निरंतर बते रहा हूं। भाषा्थ--निश्चयचारित्रमें प्रत्याख्यानका 
विधान ऐसा. है कि--समस्त भ्रागामी क्मोसे रहित, चेतन्यको प्रवुत्तिरूप अपने शुद्धीपयोगरमें 
रहना सो प्रत्याख्यान है । इस प्रकार प्रत्याख्यानकल्प समाप्त हुप्ा । 

झब समस्त कर्मोके सन्‍्यास (त्याग) की भावनाकों नचानेके सम्बन्धका कथन 
उपसंहार कलशरूप कांव्यमें करते है--समसस्‍्त हत्यादि। श्रर्थ--पूर्वोक्त प्रकारसे तीनों 
कालके समस्त कमोंको दूर करके, शुद्धनयावलम्बी भौर विलीनमोह में प्रब स्वविकारोंसे 
रहित चंतन्यमात्र प्रात्माका भ्रवलम्बन करता हूं ॥२२६॥ 

प्रव समस्त कर्मफलसंन्यासकी भावनाकों नन्ाते हैं--उसमें प्रथम, उस कथनके 
समुज्यय श्रर्थको काव्यमें कहते हैं--विगलंतु इत्यादि । प्रथं--कर्मरूपी विषवृक्षके फल भेरे 
द्वारा भोगे बिता ही खिर जायें; में प्पने चैतन्यस्वरूप भात्माका निश्चयतया संचेतन (प्रनु- 
भव) करता हूं । साधा्म--शानी कहता है कि जो कर्म उदयमें भाता है उसके फलका में 
मात्र ज्ञाता द्रष्टा हुं, उसका भोक्ता नहीं इसलिये भेरे द्वारा भोगे बिना ही वे कर्म खिर जाएं, 


सर्वविशुद्धशानाधिकार ६२७ 


नम्नात्मानमेत्र संचेतये ।८। नाहं केवलदशेनावरशीयकर्मफल भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानभिव 
संचेतये ।६। नाह निद्रादर्शनावरणीयकर्मफल भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ।१०। नाहं 
लिद्रानिद्रादशेन|वरणीयकर्मफलं भुंजे चैत्तन्वात्मानमात्मानमेव संचेतये ।१९१। नाहं प्रचलादर्शना- 
वरणीवकर्मफलं 'भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ।२। नाहूं प्रचलाप्रचलादर्शनावरणीय- 
कर्मफलं भुंजे चेतत्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ॥१३॥ नाहं रत्यानगृद्धिदर्शनावरणीयकर्मफलं 
भुंजे जेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ।१४। नाहं साताबेदनीयकर्मेफलं भंजे चैतन्यात्मानमात्मा- 
नमेव संचेतये ।१५। नाहमसातावेदनीयकर्मेफलं भृंजे ज्षेतन्यात्मानमात्मानमेव संच्षेतये ।१६। 
नाहं सम्यक्त्वमोहनीयकमंफलं भु जे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ।१७। नाहं मिथ्यात्वमोह- 
नीयकमंफल भंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ।१८। नाहं सम्यत्रत्वमिथ्यात्वमोहनीयकमें- 
वचन । दुहिदों दु.खित.-प्रथमा एकवचन । य च-अव्यय । हवदि भवति-वरतमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन 
में भ्रपने चैतन्यस्वरूप श्रात्मामे लीन होता हुग्ना उसका ज्ञाता-द्रशा ही होऊं। यहाँ यह 
जानता कि प्रविरत देशविरत तथा प्रमत्तसंयत दशामें ऐसा ज्ञान श्रद्धान हो प्रधान है औौर 
जब जीव भ्प्रमत्त दशाको प्राप्त होकर श्रेणी चढ़ता है तब यह ग्रनुभव साक्षात्‌ होता है । 

में (ज्ञानरत) मतिज्ञानावरणीय कर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्थरूप श्रात्माका 
ही संचेतन करता हूं प्रर्थात्‌ एकाग्रतया अनुभव करता हूं ।१। में श्रुतज्ञानावरणीय कमके 
फलको नही भोगता, चैतन्यस्वरूप आ्लात्माका ही संचेतन करता हूं ।२। में भ्रवधिज्ञानावरणीय 
कर्मके० , चैतन्यस्वरूप० ।३। में मनःपर्ययज्ञानावरणीय कर्मेके०, चैतन्यस्वरूप० ।४। में केवल- 
ज्ञानावरणीय कर्मके०, चैतन्यस्वरूप० ।५। 

में चक्षुदंशंनावरणीय कमके फलको नही भोगता, चैतन्यस्वरूप श्रात्माका ही संचेतन 
करता हूँ।६। में अ्रचक्षुदंशनावरणीय कमंके०, चेतन्‍्य० ।७। में अवधिदर्शनावरणीय कर्मके०, 
चैतन्य० ।५। में केवलदर्शनावरणीय कर्मके ०, चैतन्य ० ।€। में निद्रादर्शनावरणीय कर्मके०, 
चैतन्य ० ।१०। में निद्रानिद्रादर्शनावरणीय करमंके०, चैतन्य० ।११। में प्रचलाद्शनावरणीय 
कमंके ०, चैतन्य ० ।१२। में प्रचलाप्रचलादर्शनावरणीय कर्मके० चैतन्य० ।१३। में स्त्यानग्रृद्धि- 
दर्शनावरणीय कमेके०, चेंतन्य० ॥१४। 

में सातावेदनीय करके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप आत्माका हो संचेतन 
करता हूं ।१५। में प्रसातावेदतीय कर्मके ०, चोतन्य० ।१६। 

मैं सम्यक्त्वमोहनीयकमंके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप ग्रात्माका हो संचेतन 
करता हूं ।१७। मैं मिथ्यात्व मोहनीयकमंके० १८। मैं सम्यक्त्वमिथ्यात्व मोहनीयकमंके ० 





ध्र्प समयसार 


फल भरु जे चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १९। नाहमनन्तानुबंधिक्रोधकषायवेदनीयमोहनीय- 
कमेंफल भर जे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ।२०। नाहमप्रत्याख्यानाव रणीयक्रोधकषायवेद- 
नीयमोहनीयकर्मफल भरु जे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ।२१। नाहं प्रत्याख्यानावरणीय- 
क्रोधकषायवेदनीयमोहनीयकमंफल भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ।२२। नाहं संज्वलन- 
क्रोधकंषायवेदनीयमोहनीयकरममंफलं भुंजे चैतन्यत्मानमात्मानमेव संचेतये ।२३॥ नाहमनन्तानु- 
बंधिमानकषायवेदनोयमोहनीयकमंफल थभ्रुजें चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ।२४॥ नाहमप्र- 
त्याख्यानावरणी यमानकषायवेदनी यमोहनी यक मं फल भु जे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ।२५॥ 
नाहूं प्रत्याव्यानावरणीयमानकषायवेदनीयमोहनीयकमंफलं भु जे चैतन्या० ।«६। नाहूं संज्व- 
लनमानकषायवेदतीयमोहनीयकर्मफलं भुजे चेतनन्‍्या० ।२७। नाहमनन्तानुबंधिमायाकषायवेदनी- 
यमोहनीयकर्मफल भ्रुजे चैतन्या० ।२८। नाहमप्रत्याख्यानावरणीयमायाक्रपायवेदनी यमोहनी य - 
कर्मफलं भ्रुजे चैतन्या० ।२६। नाहं प्रत्याख्यानावरणीयमायाकपायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भु जे 
चेंतन्‍न्य!० ।३०। नाहूं संज्वलनमायाकषायवेदनीयमोहनी यकमंफल भु जे चेतन्‍्य[० ।३१॥ नाहम- 
नन्तानुबंधिलोभकषायवेदनीयमोहनी यकरमंफलं भुजे० ।३२। नाहमप्रत्याख्यानावरणीयलोभकपा- 
यवेदनीयमोहनी यकमंफलं ० ।३३। नाहूं प्रत्याख्यानावरणीयलोभकषायवेदनीयमोहनी यकर्मफलं 
भंजे ॥३४। नाहूं संज्वलनलोभकषायवेदनी यमोहनीयकर्मफलं भुंजे० ।३५॥ नाहं हास्थतोंकघाय- 
वेदनीयमोहतीयकमफलं भंजे० ।३६। नाहं रतिनोकषायवेदनीयमोहनीयकमंफल भजे० ॥३७। 


क्रिया । जो यः-प्रथमा एकवचन। चेदा चेतयिता-प्रथमा एकवचन। सो सः-प्रथमा एकवचन । त- 


१६। मैं ग्रनन्तानुबन्धी क्रीधकषायवेदनीय मोहनीयकर्मके० ।२०। मैं श्रप्रत्याख्यानावरणीय 
क्रोधकषायवेदनीय मोहनीयकर्मकै० ।२१॥ मैं प्रत्याख्यानावरणीय क्रोधकषायवेदनीय मोहनीय 
कमेके० ।२२। मैं संज्वलन क्रोधकषायवेदनोय मोहनीयकमंके ० ।२३। मै अनन्‍्तानुक्न्‍्ची मान- 
कषायवेदनीय मोहनीयकर्मके० ॥२४। मैं श्रप्रत्यःख्यानावरणीय मानक्रपायवेदनीय मोहनीय कर्म 
के० ।२४५। मैं प्रत्यास्यानावरणीय मानकषायवेदनीय मोहनीयकर्मके ० ।२६। मैं संज्वलन मान- 
कषायवेदनीयमोहनीयकमंके ० ।२७। मैं श्रनन्तानुबंधी मायाक्ष।यवेदनीय मोहनोयकर्मके ० ।२८। 
मैं भ्रप्रत्याख्यानावरणीय मायाकषायवेदनीय मोहनीयकर्मके० ।२९। मै प्रत्याख्यानावरणीय 
मायाकषायवेदनीय मोहनीयकमके ० ।३०। मैं संज्वलन मायाकषायवेदनोंयमीहनीयकमंके० 
।३१। मैं श्रनन्तानुबन्धी लोभकषायवेदनीय मोहनीयकमेके० ।३२। मैं श्रप्रत्याख्यानावरणीय 
लोभकषायवेदनीय मोहनीयकमंके ० ।३३॥ मै प्रत्याख्यानावरणीय लोभकषायवेदनीय मोहनीय- 
कर्मके ० ।३४। में संज्वलन लोभकषायवेदनीय मोहनीयकर्मंके ० ।३५। में हास्यनोकषायवेदनीय 





स्वेविशुद्धज्ञानाधिकार ६२< 


नाहं अ्रतिनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भृंजे० ।३८। नाहँ शोकनोकषायवेदनोय मोहनीय- 
कर्मफलं भृंजे० ।३६। नाहूं भयनोरुषायवेदनीयमोहनीयकर्मफल भुंजे० ।४०। नाहं जुगुप्सानो- 
कषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुंजे० ।४१॥ नाहं स्त्रीवेदनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफल भुंजे० 
।४२। नाहं पुृंवेदनोकषायवेदनीय मोहनीयकर्मेफलं भुजे० ।४३। नाहूं नपुंसकवेदनोकषायवेदनी- 
यमोहनीयकर्मफलं भुजे० ।४४। नाहं नरकायु:कर्मफलं भुंजे० ।४५। नाहं तिर्यगायु:कर्मफलं 
भुृंजे ० ।४६। नाहं मानुषायु:कर्मफलं मुजे० ।४७। नाहूं देवायु:कर्मफलं भुंजे० ।४८। नाहूं 
नरकगतिनामकमंफलं भुजे० ।४६। नाहं मनुष्यगतिनामकर्मंफलं भ्रुजे० ।४६। नाहं तियंग्गति- 
नामकर्मफलं भ्रुजे० ।५०। नाहूं मनुष्यगतिनामकर्मफलं भुुजे ।११ नाहं देवगतिनामकर्मफलं 
भ्ुजे० ।५२। नाहमेकेन्द्रियजातिनामकर्मफल भ्ुजे० ।५३॥। नाहूं द्वीनिद्रियजातिनामकर्मफलं 
मुजे० ।५४। नाहूं त्रीन्द्रियजातिनामकर्मफल भुजें० ।५५। नाहं चतुरिन्द्रियजगातिनामकर्मफलं 
भुजें० ।५६। नाह पज्चेन्दियजातिनामकर्मफलं मुजे० ।५७। नाहमोदारिकशरीरनामकमंफलं 
भुजे० ।५८। नाह वैक्रियिकशरीरनामकर्मफल॑ भ्रुजे० ।५६। नाहमाहारकशरीरनामकर्मफरल 
भुजे० ।६०। नाह तैजसशरोरनामकर्मफलं भु जे० ।६१। नाहूं कार्मणशरीरनामकर्मफलं भ्रु जे० 
।६२। नाहमौद।रिकशरोरांगोपांधनामकर्मफलं भु जे ।६३। नाहं वेक्रियिकश री रांगोपांगनामकर्म॑- 
द्वि० ए० । पुणों पुन -अव्यय । वि अपि-अव्यय । वीय बीज॑-द्वितीया एकबचन | दुक्‍्खस्स दुःखस्य-षष्ठी 


मोहतीयक्रमेक ० ।३६। मैं रतिनोकषायवेदनीय मोहनीयकर्मके ० ।३७। मै अ्ररतिनोकषायवेद- 
नीय मोहनीयकर्मके० ।३८। मैं शोकनोकधायवेदनोय मोहनीयकर्मके० ।३९। मैं भयनोकषाय 
बेदनीय मोहनीयकमके ० ।४०। मैं जुगुप्सानोकषायवेदनीय मोहनीयकमंके० ।४१॥। मैं स्त्रीवेद- 
नोकषायवेदवीय मोहनोयकरमंके ० ।४१। मैं पुरुषवेदबोकष।यवेदनीय मोहनीयकमेके ० ।४३। मैं 
नपंसकवेदतोकषायवेदनीय मोहनोयकर्मके ० ।४४। 

मैं नरकायु कर्मके फलकों नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप श्रात्माका ही संचेतन करता 
हूं ।४५। मैं तिर्यचायु कमंके० ।*६। मैं मनुष्यायु कर्मके० ।४७। मैं देवायु कमेके० ।४५। 

में नरकगतिनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन 
करता हूं ।४६। में तियँचगतिनामकर्मके० ।६०। मैं मनुष्यगतिनामकर्मके० ।५१॥। मैं देवगति- 
नामकमंके ० ।५२। में एकेन्द्रियजाति नामकर्मके० ।५३। मैं द्वीन्द्रियनाति नामकमंके० ।५४। 
में श्रीन्द्रिजाति नामकमंके० ।५४५। मैं चतुरिन्द्रियजाति नामकर्मके० ।५६। मैं पञ्चेन्द्रियजाति 
नामकर्मके० ।५७। में भ्राहारकशरीर नामकर्मके० ।५८। में वैक्रियिकशरीर नामकर्सके० 
॥४६। में ग्राह्दरकशरीरनामकर्मके० ।६०। मैं तैजसशरोरनामकर्समके ० ।६१। मैं कार्मणशरीर 


६३० समयसार 


फल भुजे७ ।६४। नाहमाहारकशरोरांग्रोषांगनामकर्मफलं भुजे० ।६४५। नाहमौदारिकशरीरबंध - 
ननामकमंफल भुजे० ।६६। नाहं वेक्रियिकशरोरबंघतनामकर्मफर् भुजे० ।६७। नाहमाहामरक- 
शरीरबंधननामकंफल भुजे० ।६८। नाहं तैजसशरी रबन्धननामकमेफलं. भु जे० ।६६। नाहूं 
कामंग्गशरी रबन्धननामकर्मफल भुजे० ।४०। नाहमोदारिकशरीरसंघातनामकर्मफलं भुजे० 
।७१। नाहूं वैक्रियिकश री रसंघातनामकरमंफलं भजे० ।७२। नाहमाहारकशरीरसंघातनामकमे- 
फल भजे० ।७३। नाहं तेजसशरीरसंघातनामकमंफल भुजे० ।७४ नाहं कार्मणशरोरसंघात- 
नामकर्मफलं भु जे० ।७५। नाहूं समचतुरखतसंस्थानतामकर्मफलं भुजे० ।७६। नाहूं न्यग्रोधपरि- 
मंडलसंस्थाननामकर्मफल भुजे० ।७७। न'हं स्वातिसंस्थाननामकमंफल भुजे० ।७५। नाहूं 
कुब्जकसंस्थाननामकम फल भुजे ।७६। नाह वामनसंस्थाननामकर्मफलं भुजे० ।८०। माह 
हुंडकसंस्थाननामकर्मफल भुजे० ।८१। नाहूं वद्भषंभनाराचसंहनननामकमंफलं भुजे० ।८२। 
नाहूं वज्ञनाराचसंहनननामकमंफलं भुजे० ।८३। नाह नाराचसंहनननामकमंफलं भूजे० ।८४। 
नाहमधंनाराचसहुनवनामक्रमंफलं भू जे० ।८५। नाहुं कोलिकासंहनननामकर्मफलं भुजें० ।८६। 
नाहमसंप्राप्तासूपाटिकासंहनननामकमंफलं भुजे० ।८७। नाह स्निग्धस्पशेनामकर्मफलं भू जे० 
घछ। नाहूं रूक्षस्प्शनामकर्मफलं भु जे ।८६। नाहं शीतस्पर्शनामकर्मफलं भुजे० ।६०। नाह 


वचन । अद्गुविहूं अष्टविध-द्वितीया एकवचन ॥ ३८७-३८६ ॥। 
तामकमंके ० ।६२। मैं श्रोदारिकशरीरांगोपांग नामकर्के ० ।६३। मै व॑क्रियिकशरीरांगोपांग 
तामकरमंके ० ।६४। मैं झ्राहारकशरी रांगोपांग नामकर्मके० ।६४। में श्रोदारिकशरो रबंधन नाम- 
कमंके० ।६६। में वेक्रियिकशरीरबंधन नामकमंके ० ।६७। में प्राह्मरकश री रबन्धन नामकर्मके७ 
।६८। में तंजसशरीरबन्धन नामकम्मंके० ।६६९। में कार्मशाशरीरबन्धन नामकर्मके० ।७०। में 
झौदारिकशरी रसंघात नामकर्मके० ।७१। में वेक्रियिकशरोरसंघात नामकमंके० ।७२। में 
ग्राहरकशरीरसंघात नामकमंके० ।७३। में तैजसशरीरसघात नामकर्भके० ।७४। में कार्मण- 
शरी रसंघात नामकर्मके ० ।७४। में समचतुरस्रसंस्थान नामकमेके० ।७६। मे न्यग्रोधपरिमण्डल- 
संस्थान नामकर्मके० ।७७। में स्वातिसंस्थान नामकर्मके० ।७८। में कुब्जकसंस्थान नामकर्मके० 
।७६। मैं वामनसंस्थान नामकर्मके० ।८०। मैं हुण्डकसंस्थान नामकर्मकझे० |८१। मैं वज्ञपभ- 
ताराचसंहनन नामकर्मके० ।८र। मैं वज्धनाराचसंहनन नामकर्मके० ।८३। मैं नाराचसंहनन 
तामकर्मके० ।८४ढं मैं श्रधंनाराचसंहनन न!|मकर्मके० ।८५॥ मैं कीलिकासंहनन नामकर्मके ० 
।८६॥। मैं श्रसम्प्राप्तासपाटिकासंहननस नामकमेके० ।८७। मैं स्निग्धस्पर्श नामकर्मके6 ।८८। मैं 
रूक्षस्पर्श नामकर्मक्रे० ।८६। मैं शीतस्पर्श नामकर्मके० ।६०। मैं उप्णास्पश्श नामकर्मके० ।६१। 





सवंविशुद्धज्ञानाधिकार ६३१ 
मुध्शस्‍्पशेनाक्षकर्मफलं भुजे ।६१। नाहं गुरुस्पशंनामकर्मफलं भु जे० £ २। नाहं लघुस्पशनाम- 
कर्मफलं भुजे ।६३। नाहं मृदुस्पशंनामकर्मफलं भुजे ।६४। ताहं कर्कशस्पर्शनामकर्मफल भुजे० 
0 ५। नाहूं मधुररसनामकर्मेफलं भू जे० ।६६। नाहमम्लस्सनामकमेफल भुजे० ।६७। नाहं 
तिक्तरसमामकर्मफलं भू जे० ।६८। नाहं क्ठुकरसनामकर्मफल भू जे ।६९। नाहूं कषरय रसनाम- 
कर्मफल भुजे० ।१००। नाहूं सुरभिगन्‍्धनामकर्मफलं भूजे० ।१०१। नाहमसुरभिगन्‍्धनामकर्म- 
फल भुजे ।१०२। नाहूं शुब्लबरुा नामकर्मफलं भु जे० ।१०३। नाहं रक्तवर्णनामकर्मफलं भुजे० 
।१०४। नाहूं पीत्तवर्णनामकर्मफलं भुजे० ।१०५। नाहं हरितवर्शनामकर्मफल भुजे ।१०६। 
नाह कृष्णवर्शंनामकर्मफलं भुजे० (१०७॥ नाहं नरकंगत्यानुपूर्वीनामकर्मकल भुजे० ।१०८। 
नाह तियंग्गत्यानुपूर्वीनामकमंफल भुजे० ।१०९६॥ नाहूं मनुष्य/त्यानुपूर्वीनामकर्मफलं सु जे० 
।११०। नाहं देवगस्यानुपूर्वीनामकर्मफल भु जे० ११११। नाहं निर्माणनामकर्मफलं भु जे 4११२। 
नाहमगुरुलघुनामकर्मफलं घ्रुजे० ।११३। नाहमुपघातनामकर्मफलं भु जे० ।११४। नाहं परघात- 
नामकमंफल श्ुजे० ।११५॥) नाहमातपनामकर्मफल शुजे० ।११६। नाहमुद्योतनामकर्मफलं 
भुजे० ।११७॥ नाहमुच्छबासनामकर्मफल भुजे० ।११५। नाहं प्रशस्तविह्मोगतिनामकर्मफल 
भुजे० ।११६। नाहमप्रशस्तविहाायोगतिनामकर्मफलं भुजे० ।१२०१ नाहं साधारणशरीरनाम- 
कमंफल भुजे० ।१२१। नाहूं प्रत्येकशरो रनामकर्मफलं भ्रुजें० ।१२२। नाहुं स्थावरनामकमंफलं 


७+-कजीमनन मे 3०-«०-*०++-००+_ननननने 3५-++-- 


नाससंज्ञ-सत्य, णाण, ण, ज, सत्थ, ण, किचि, त, अष्ण, णाण, अण्ण, सत्य, जिण, सह, णाण, 





मैं गुरुस्पशं नामकमेके० ।६२। मै लघुस्पर्श नामकर्मके० ।६१ मैं मृदुस्पर्श नामक्मके० ।६४। 
मैं ककंशस्पश नामकर्मके० ।६५। मैं मधुररस नामकर्मके० ।६९। मैं श्रम्तरस नामकर्मके० 
॥६७। मैं तिक्तरस नामकर्मके० ।६८। मैं कटुकरस नामकरमके ० ।६९। मैं कषायरस नामकमंके० 
।१००। मै सुरभिगन्‍्ध नामकमंके० ।१०१। मैं भ्रसुरभिगन्‍्ध नामकर्मके ० ।१०२। मैं शुब्लबरों 
नामकर्मके० ।१०३। मैं रक्तवर्णां नामकर्मके ० ।१०४। मैं पीतवर्शा नामकर्मके० ।१०४। मैं 
हरितिवर्शा नामकर्मके० ।१०६। मैं कृष्णवर्ण नामकर्मके ० ।१०७। मैं नरकगत्यानुपूर्वी नामकर्मे 
के० ।१०८। मैं तिय॑चवत्यानुपूर्वी नामकमंके ० ।१०६। मैं मनुष्यगत्यानुपूर्बी नामकर्मके ० ।११०१। 
मैं देवगत्यानुपूर्वी नामकर्मके० ।१११। मैं निर्माण नामकर्मके० ।११२। मैं प्रगुष्लबु नामकर्म 
के० ।११३। मैं उपधात नामकर्मके० ।११४। मैं परघात नामकर्मके० ।११९। मैं प्रातप 
नामकमके ० ।११६॥। मैं उद्योत नामकर्मके० ।११७। मैं उच्छुवास नामकर्मके० ।११८। मैं 
प्रशश्तविहायोगति नामकर्मके० ।११६। मैं प्रप्रशस्तविहदायोगति नामकर्मके० ।१२०। मैं 
साधारणशरीर नामकर्मके”० ।१२१। मैं प्रत्येकशरीर नाभकमंके० ।१२२। मैं स्थावर नामकर्मे 


१३२ समयसार 


भुजे० ।१२३१ .ताहूं त्रसनामकर्मफलं भ्रुजें० ११२४ नाहं सुभगनामकर्मफल भ्रुजे० १६ ९५। 
नाहं दुश्व गरवाम्रकमंफल भ्रुजे० ।१२६। नाहं सुस्वरतामकर्मफ लं सु जे० ।१२७। नाहं दुःस्व॒र« 
नामकर्ंफल भुंजे० +१२८। ताहं शुभनामकर्मफल भुजे० ।१२६। नाहमशुभतामकर्मफल भु जे० 
।8३०। नाहं सूक्ष्मश रो रनामकर्मफलं भुंजे० ।१३१। नाहं वादरशरोरनामकमंफल भुंजें० 4१३२। 
नाहुँ पर्याप्तामकर्मकलं भुजे० ।१३३। नाहमपर्थाप्तनामकमंफलं भ्रुजे० ।१३४। नाहूं स्थिर- 
वामकमंफलं. भुजे० ।(३५॥ नाहमस्थिरनामकमंफल भुजे० ।१३६॥ नाहमादेयनामकर्मफर्ल 
मभुंजे० ।१३७ नाहमनादेयनामकमेफल भुजे० ।१३८। नाहँ यश:कीतिनामकर्मफल भुजे० 
।१३६। नाहमयशब्कीतितामकर्मफलं भु जे० ।१४०। नाहं तीर्थंकरलनामक मंफल भुंजे० १४९) 
नाहमुच्चैगेत्रिकर्मफल भ्रुजे० ।१४२। नाहूं नोचैर्गोत्रिकर्मफलं भु जे० ।१४३। नाहं द।नांतरायकर्म - 
फल भुजे० ।१४४। नाहं लाभांतरायकर्मफलं भुजे० ।१४५। नाहं भोगांतरायकर्मफल भुजे० 
१४8। नाहमुपभोगांतरायकर्मफल भुजे० ।१४७। नाहं बीर्यातरायकर्मफलं भ्रुजे० ।१४८। 
निश्शेषकर्मफ लसंम्यसनान्ममैव सर्वक्रियांतरविहारनिवृत्तवृत्ते: । चेतन्यलक्ष्म भजतो 
भशमात्मतत्वं कालावलीयमचलस्य वहत्वनंता ॥२३१॥ यः पृव॑भावकृतकर्म विषद्वमाणां भ क्‍्ते 


ककया उरगकबननननननान-नन---नि-निनानाननीयाननन५+मननननंपनन-॑निनीतीनान ७9५९५>॑ न मनीननन-ीनन व कनिननीयणीीनना-ीनिपमननीनानन-पनी निभा निनानननन-नननना-।नत लिन न ५.“ +>अअन्जनयन॑-:>नओओओ चऑयज +»७+ +५ अशओओ हनति-“++नन अिनजनिनजी न >> ननीनन निनिना-++-तम-+०>++-ह-++त5 


ण, ज, सह, रूव, वण्ण, गध, रस, फास, कम्म, धम्म, अधम्म, काल, आयास, पि,यास, ण अज्मवसाण, 


के० ।१२३। मैं श्रस नामकमके ० ।१२४। मैं सुभग नामकमंके० ।१२५॥ मैं दुर्भग नामकर्मके० 
।१२६। मैं सुस्वर नामकमंके० ।१२७। मैं दुःस्वर नामकमंके० ।११२८। मैं शुभ नामकर्मके० 
।१२६। मैं प्रशुभ नामकर्मके ० ।१३०। मैं सूक्ष्मशरीर नामकर्मके० ।॥१३१। मैं वादरशरीर 
नामकर्मके ० ।१३२। मैं पर्याप्त नामकर्के० ।१३३। मैं अ्रपर्याप्त नामकर्मके० ।१३४। मं 
स्थिर नासकर्मके ० ।१३४। मैं ग्रस्थिर नामकर्मके ० ।१३६। मैं श्रादेय नामकर्मके ० १३७। मैं 
अनादेय नामकर्मके ० ।१३८। मैं यशःकीति नामकर्मके० ।१३६। मैं श्रयशःकीति नामकर्मके ० 
१४०। मैं तीर्थंकर नामकर्मके० ॥१४१। 

मैं उच्चगोश्र नामकर्मके फलकों नहीं भोगता, चंतन्यस्वरूप श्रात्माका हो संवेतन 
करता हूं ।१४२। मैं नीचगोत्र नामकममंके> ।१४३। 

मैं दानांतराय कर्मके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप ग्रात्माका ही सचेतन करता 
हूं ।१४४। मैं लाभांतराय कमंके० ।(४५। मैं भोगांतरएय कर्मके० ।१४६। मैं उपभोगांतराय 
कमंके० ।१४७। मैं वोर्यातिराय कर्मके फलकों नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप श्रात्माका हो संचेतन 
करता हूं.।१४5। इस प्रकार ज्ञानी सकल कर्मोके फलके संन्यासकी भावना करता है यहां 
भावनाका प्रर्थ बारम्बार चितवत करके उपयोगको ज्ञानाभिमुख रखनेका भ्रभ्यात करना, है.। 





सर्वविशुद्धज्ञानाधिकार ६३३ 


फलानि न खलु स्वत एवं तृप्त:। आपातकालरमणीयम्रुदर्करम्यं निष्कर्मशर्ममयमेति दर्शांतरं 
से: ॥२३२॥ ग्रत्यन्तं भावयित्वा विरतिमविरतं कर्मणस्तत्फलाच्ब प्रत्पष्टं नाटयित्वा प्रलयन- 
_अचैदण, ज, णिच्च, त, जीव, ढु, जाणअ, णाणि, णाण, च, जाणअ, अब्वदिरित्त, मुेयब्ब, णाण, सम्मा- 
जब जीव सम्यग्दष्टि--ज्ञानी होता है तब उसे ज्ञान-श्रद्धान तो हुमा ही है कि 'मैं शुद्धनयसे 
समरत कर्म श्रोर कमंके फूलसे रहित हु ? परन्तु पूर्वबद्ध कर्म उदयमें प्रानेपर उनसे होने वाले 
भावोंका कतृ त्व छोड़कर, त्रिकाल सम्बन्धी ४६-४६ भंगों द्वारा कर्मचेतनाके त्यागकी भावना 
करके तथा समस्त कर्मोंका, फल भोगनेके त्यागकी भावना करके, एक चंतन्यस्वहूप ग्रात्माको 
ही भोगना शेष रह जाता है। प्रविरत, देशविरत श्रौर प्रमत्त ग्रवस्था वाले जीवके ज्ञान-श्रद्धान 
में निरंतर यह भावना तो है ही; और जब जोव श्रप्रमत्तदशाको प्राप्त करके एकाग्रचित्तसे ध्यान 
करे, केवल चैतन्यमात्र अवस्थामे उपयोग लगाये और शुद्धोपयोग रूप हो, तब निश्चय- 
चारिश्ररूप शुद्धोपयोग भावसे श्रेणी चढ़कर केवल ज्ञान प्रात करता है। उस समय इस भावना 
का फल जो कर्मचेतना श्रौर कर्मफलचेतनासे रहित साक्षात्‌ ज्ञान-चेतना रूप परिणमन है सो 
होता है । पश्चात्‌ ग्ात्मा अननन्‍्तकाल तक ज्ञानचेतना रूप ही रहता हुआ्ला परमानन्दमे मग्न 
रहता है । 
ग्रव एसी अर्थकों कलशरूप काव्यमें कहते हैं--निःशेष इत्यादि, प्रर्थ--पूर्वोक्त 
प्रकारसे सकल कर्मकि फलका संन्यास (त्याग) करनेसे चेतन्य लक्षण वाले ग्रात्मतत्त्वको हो 
प्रतिशयतया भोगते हुए श्रौर ग्रन्य उपयोगकी क्रिया तथा बाह्यकी क्रियामें प्रवृत्तिसे रहित 
बतेने वाले श्रचल मुभ ग्रात्माके यह कालकी ग्रावली प्रतंत प्रवाहरूप बहो भ्रर्थात्‌ समरत काल 
ग्रात्मतत्त्वके श्रनुभवमें व्यतीत होवे। भावा्थ--ऐसी भावना करने वाला ज्ञानी ऐसा तृप् 
हुआ है कि भावना करते हुए मानो साक्षात्‌ केवली ही हो गया हो। सो श्रनन्तकाल तक 
ऐसा ही रहना चाहता है। यह योग्य ही है; क्योकि इसी अन्तस्तत््वकी भावनासे प्रात्मा 
केवली होता है। केवलज्ञान उत्पन्त होनेका परमार्थ उपाय यह भ्रन्तस्तत्त्वका प्रवलम्बन है, 
बाह्य व्यवहारचारित्र इसीका साधन रूप है। इस सहजात्मावलम्बनके बिता व्यवहारचारित्र 
शुभकमंको बांबता है, मोक्षका उपाय नही है। 
प्रव पुन: यही भाव काव्यमें कहते है--घः पूर्व इत्यादि । अर्थ--पूर्वकालमें ज्ञान 
भावसे किये कर्मरूप विषवृक्षेके उदय आ्राये हुये फलको जो स्वामी होकर नहीं भोगता और 
वास्तवमें अपने प्रात्मस्वरूपसे ही तृप्त है, वह पुरुष वर्तमानकालमें रमणीय तथा प्रागरामी 
कालमे रम्य निष्कर्म स्वाधीत सुखमयी ध्॒लोकिक दशाको प्राप्त होता है। भाषाथें--ज्ञान- 


६३४ समयसार 
मखिलाज्ञानसंचेतनाथा: । पूर्ण कुत्वा स्वभाव स्वस्सपरिमतं ज्ञानसंचेतनां स्वां सानंदं नाटयंतः 


०. अरचणााइलपातिण-+“०पडी- जिन जनभवानन नभ जननी न्‍निनननफनना।ण।। "शत च+ 5 





दिट्टि, दु, संजम, सुत्त, अगपुच्वगय, धम्माधम्म, च, तहा, पव्बज्ज, बुह। धातुसश--हँव सत्ताया, जाण 
चेतनाको भावनासे अत्यन्त तृप्ति रहती है, भौर श्रागामी कालमें केवलज्ञान उपाजन कर 
सब कर्मासे रहित मोक्ष ग्रवस्थाकी प्राप्ति होती है । 

ग्रब पुनः इसी अ्रथंको कलशरूप काव्यमें कहते हैं--श्रत्यंतं इत्यादि । श्रथे--ज्ञानी- 
जन निरन्तर कमंसे तथा कर्मके फलसे श्रत्यन्त विरतिको भाकर, और समस्त अ्रप्नानचेतनाके 
नाशको स्पष्टतया नचाकर निजरससे प्राप्त स्त्रभावको पूर्ण करके आनन्दके साथ जैसे हो उस 
तरह ज्ञानचेतनाको कराते हुए ग्रब यहाँसे कर्मके प्रभावरूप झात्मोक रसहरूप ग्रमृतरसकों संदा- 
काल पीवो । भावाथं-- पहले तो तीमकाल संबंधी कर्मका कतृ त्वरूप कर्मचेतनाके ४६ भंग 
रूप त्यागकी भावना की फिर १४८ कमंप्रकृतियोंका उदयरूप कर्मफलके त्यागकी भावना की । 
ऐसे श्रज्ञानचेतनाका प्रलय कराके ज्ञानचेतनामें प्रवर्तनेका पौरंष किया है। यह ज्ञानचेतना 
सदा आनन्दरूप अपने स्वभावका अनुभवरूप है । उसको ज्ञानीजन सदा भोगो | 

ग्रब परद्रव्य व परभावोंसे ज्ञानकों पृथक्‌ काव्यमें दिखलाते हैं- इतः पदार्थ इत्यादि । 
ग्रथं“-यहसि ग्रव सब वस्तुश्रोसे भिन्नत्वके निश्चयसे पृथक किया गया ज्ञान पदार्थके विस्तार 
के साथ गुथित होनेसे याने ज्ञेयज्ञानसम्बन्धश एकमेक जैसा दिखाई देनेसे उत्पन्न होने 
वाली कतृ त्वभावरूप क़्ियासे रहित एक ज्ञान क्ियामातन्र भ्रनाकुल देदीप्पमान होता हुमा 
ठहरता है । भावा्थ--इस स्बंविशुद्ध ज्ञानाधिकारमें श्रव तक ज्ञानको कतुंकर्मत्वसे रहिस 
दिखाया है भ्रब यहांसे ज्ञानकों सब परतत्त्वोसे निराला दिखाते हैं । 

प्रसंगविवरण--पअनन्तरपूर्वं गाथाचतुष्कमें बताया गया था कि कर्म कर्मफलके प्रति- 
क्रमण प्रत्याख्यान श्रालोचनास्वरूप आत्मा स्वयं चारित्र है जिससे कि कर्म कर्मफल दूर होता 
है भ्रव इस गाथा त्रिकमें बताया है कि परमार्थं प्रतिक्रमणादिरूप ज्ञानचंतनासे च्युत होकर जो 
कर्मफलको अ्पनाता है वह दुःखमूल श्रष्टविघक्ंकोी बाँधता है । 

तथ्यप्रकाश-- १-सहज ज्ञानस्वभावमें श्रात्मत्व निरखना ज्ञानचेतना है। २-जानके 
सिवाय ग्रन्य सभो भावोमे इसको में करता हुं ऐसा मिरखना कर्मचेतना है। ३-जशानके 
धिवाय श्रन्य भावोंमें इसको में भोगता है ऐसा निरखता कर्मफलचेतना है। ४- कर्मचेतना 
कमंफलचेतना दोनों ही श्रज्ञानचेतना हैं। ५- भ्रज्ञानचेतना ही संसारका मूल बीज है | 
६-संसारसंकटसे छुटकारा पानेके लिये प्रशानचेतनाका विध्वंस कर देना चाहिये । ७-अ्रभान- 
चेतनाका विध्वंस करनेके लिये त्रिकाल मनसे वचनसे कायसे करने कराने भ्रनुभोदनेकी समस्त 


सर्वविशुद्धज्ञानाधिकार ६३५ 


प्रशभरसमितः सर्वेकाल पिबंतु ॥२३१॥ दइत्तः पदार्थप्रथनावगुठनादू बिना कृतेरेकमनाकुलं 
ज्वलत्‌ । समस्तवस्तुब्यतिरेकनिश्चयात्‌ विवेधितं ज्ञानमिहाबत्तिप्लते ॥२३४॥ ।'३८७-३८९६॥ 


अवबोधने, विद ज्ञाने, मुण ज्ञानें, अभि उवइ गतौ। प्रातिपदिक-शास्त्र, ज्ञान, न, यत्‌, शास्त्र, 


पड डा मी ली अर श>2038 न चमक अड िल 














क्रिय्रावोंके परिहार कर निष्कर्म ज्ञानमात्र आत्माका ग्राश्नय रहना चाहिये । ८-पअ्रज्ञानचेतनाका 
विध्वंस करनेके लिये समस्तकमंफलोके भोगनेका परिहार करके केवल ज्ञानानन्द स्वभावमात्र 
प्रात्माका संचेतन होना चाहिये। €-ज्ञानमात्र संचेतनके अलावा जो भी क़्ियायें हुई उन्हें 
मिथ्या जानना चाहिये अर्थात्‌ मेरे स्वरूपमें वे क्रियायें नहों थी, किन्तु संयोगप्रसंगमें हुई थी 
ऐसा जानना चाहिये । १०- में स्वंक्रियाबोंसे विविक्त हूं ऐसा जानकर निष्क्म ज्ञानमात्र 
स्वभावमे उपयोग रमाना चाहिये। ११- में अपने भ्रचल चैतन्यस्वरूपका संचेतन करता हूं, 
उदित कमंफलका प्रतिफलन ग्राता है तो मेरे भोगे बिना ही उस सब कर्मफलकों निकल जाने 
दो। १२-- मेरा समस्त अ्रनन्तकाल चेतन्यस्वरूपके ग्राश्रयमें ही बीते । १३- कमंविषवृक्षके 
फलको न भोगकर स्वसंचेतनमें तृप्त रहनेसे वर्तमानमें व सदा भविष्यमें शान्ति रहना 
निर्बाध है। 

सिद्धास्त-- १-ज्ञानमात्र आत्माका ज्ञानरूपसे संचेतन करना प्रात्माका स्वभाव १रि- 
णमन है। २- ज्ञानमात्र पश्रात्माका मोह राग-द्वेधादि ग्ज्ञानमय भावोंरूप संवेदन करना 
विभाव परिणमन है । 

टेष्टि- १-शुद्धनिश्चवयनय (४६) । २-अशुद्धनिश्वयनय (४७) । 

प्रयोग--कर्मचेतना व कर्मफलचेतनाका त्याग करके ज्ञानमाश्र अपने झ्रापको निरखते 
रहना ॥२८७०-२३८६॥। 

अब ज्ञानकी परविविक्तता गाथाप्रोंमे कहते है--[शास्त्र | शास्त्र [ज्ञानं न भवति ] 
ज्ञान नही है [यस्मात्‌] क्योकि [शास्त्र किचित्‌ न जानाति] शाप्त्र कुछ जानता नहीं है 
[तस्मात्‌] इस कारण [जिनाः | जिन भगवान [च्ञानं अन्यत्‌] ज्ञानको ग्रन्य [भ्रन्यत्‌ शास्त्र] 
व शास्त्रकों अन्य [विदंति] कहते हैं । [शब्दः ज्ञानं न भवति | शब्द ज्ञान नही है [यस्मात्‌| 
क्योंकि [शब्दः किचित्‌ न जानाति] शब्द कुछ जानता नही है [तस्मात्‌] इस कारण [जिनाः | 
जिनदेव [ज्ञान अन्यत्‌ ] ज्ञानको भ्रन्य व [शब्द अन्य ] शब्दको अन्य [विदन्ति] कहते है । 
[रूप ज्ञानं न भवति] रूप ज्ञान नही है [यस्मात्‌] क्योकि [रूप किचित्‌ न जानाति] रूप कुछ 
जानता नहीं है [तस्मात्‌] इस कारण [ जिनाः | जिनदेव [ज्ञान प्रन्यत्‌] ज्ञानको ग्रन्य व [रूप 
अन्यत्‌] रूपको प्रन्य [विदंति] कहते हैं | [बरणोंः शान न मवति] वर्ण ज्ञान नहीं है [यस्मात्‌] 


६३६ संमयत्तार 
सत्यं णाणं ण॒ हवह जह्या सत्यं णु॒ याणए किंचि । 
तहा अण्णं णाणं अण्णं सत्यं जिणा विंति ॥३६०॥ 
सद्दो णाणं ण॒ हवह जह्या सहो ण याणए किंचि। 
तहा अण्णं णाणं अण्णं सद जिया विंति ॥३६१॥ 
रूवं णाणं ण्‌ हवह जह्मा रूवं॑ ण॒ याणए किंवि। 
तद्या अण्णं णाणं अण्णं रूव॑ जिया बिंति ॥३६२॥ 
वण्णो णाणं ण्‌ हवइ जह्या वण्णों ण्‌ याणुए किंचि। 
तहा अण्णं णाणं अण्णं वण्णं जिएा विंति ॥३६३॥ 
गंधो णाणं ण्‌ हवह जह्मा गंधों ण्‌ याणए किंचि । 
तह अण्णं णाणं अरणणं गंध जिया विंति ॥३६४॥ 
ण्‌ रसो दु हवदि णाणं जह्या दु रसो ण्‌ याणए किंवि। 
तहा अण्णं णाणं रसंय अण्णं जिशा विंति ॥३६५॥ 
फासो ण हवह णाणं जह्या फासो ण॒ याणए किंचि। 
तहा अणाएं णाणं अण्णं फासं जिशा विंति ॥३६६॥ 
कम्म॑ णाणं ण॒ हवइ जहा कम्मं ण्‌ याणुए किंचि । 
तहा अग्णं णाणं अण्णुं कम्मं जिणा विति ॥३६७॥ 
धम्मो णाणं ण्‌ हवह जह्मा धम्मो ण याणए किंचि। 
तह थण्णं णाएं अण्णं धम्मं जिणा विंति ॥३६८॥ 
णाणमधम्मो ण्‌ हवइ जद्माउधम्मो ण॒ याणए किंवि । 
तह मा अण्णं णाणं अण्णमधम्मं जिएा विंति ॥३६६॥ 
किचितू, ततू, अन्यत्‌, ज्ञान अन्यत्‌, गास्त्र, जिन, शब्द, रूप, रूप, वर्ण, वर्ण, गन्ध, गन्ध, रस, रस, स्पर्श, 
क्योकि [वर्ः किचित्‌ न जानाति] वर्ण कुछ जानता नहीं है [तस्मात्‌ृ] इस कारण [जिनाः] 
जिनदेव [जान प्रन्यत्‌] ज्ञानकों प्रन्य व [वर्ण प्रन्यः] बर्णंकों भ्रन्य [विदंति] कहते हैं । 


सर्वविशुद्धज्ञानाधिकार ६३७ 


कालो णाणं ण्‌ हवह जह्या कालो ण॒ याणए किंचि । 
तह मा अण्णं णाणं अण्णं काल जिया विंति ॥२००॥ 
आयासंपि ण णाएं जह मा यास ण॒ याणए किवि । 
तहा यासे अणणं अण्णं णाणं जिणा विंति ॥४०१॥ 
एज्मवसाणं णाणं अज्यवसाणं थ्रचेदणं जद्या । 

तद्या थ्रण्णं णाणं अज्मवसाणं तहां थण्णं ॥४५०२॥ 
जह्या जाणइ णिच्चं तदह्या जीवो दु जाणओ्नो णाणी । 
णाणं व जाणयादो अव्वदिरित्तं मुणेयव्वं ॥४०३॥ 
णाणं सम्मादिट्टिं दु संजमं सुत्तमंगपुन्थगयं । 
धम्मांधम्मं च तहा पन्वज्जं अब्भुवंति बुहा ॥४०४॥ 
शास्त्र ज्ञान नहिं होता, क्योंकि नहीं शास्त्र जानता कुछ भी । 
इससे ज्ञान प्रथक है, शास्त्र पृथक यों कहा प्रभुने ॥३६०॥ 


शब्द ज्ञान नहिं होता, क्योंकि नहों शब्द जानता कुछ भो । 
इससे ज्ञान प्रथक है, शास्त्र पृथक यों कहा प्रभुने ॥३६१॥ 
रूप ज्ञान नहिं होता, क्‍योंकि नहीं रूप जानता कुछ भो। 
इससे ज्ञान पृथक है, रूप पृथक यों कहा प्रभुने ॥३६२॥ 
वर्ण ज्ञान नहिं होता, क्योंकि नहीं बर्ण जानता कुछ भी । 
इससे ज्ञान पृथक है, बरणं प्रथक यों कहा प्रभुने ॥३६३॥ 
गन्ध ज्ञान नहिं होता, क्योंकि नहीं गन्ध जानता कुछ भो । 


इससे ज्ञान पृथक है, गन्ध पृथक यों कहा प्रथुने ॥३६४॥। 
स्पर्श, कम, कर्म, धर्म, धर्म, अधम, अधम, काल, काल, आकाञ्य, आकाश, अध्यवसान, अध्यवसान, यत्‌ 


[गंधः ज्ञानं न मबति] गन्व ज्ञान नहीं है [यस्मात्‌ | क्योकि [गन्धः किचित्‌ न जानाति] 
गन्ध कुछ जानता नहीं [तस्मात्‌] इस कारण [जिना: | जिनेद्द्र देव [ज्ञान प्रन्यत्‌ गंध भय] 
ज्ञानकों प्रन्य व गन्धको अन्य [विदन्ति] कहते है । [रसः ज्ञानं न भवति] रस ज्ञान नहीं है 
[यस्मात्त ] वर्योंकि [रसः किचित्‌ न जानाति] रस कुछ जानता नही [तस्मात्‌] इस कारण 
[जिनाः ] जिनदेव [ज्ञान प्रन्यत्‌] ज्ञानको भ्रन्य व [रसं च॒ भ्रन्यं] ओर रसको प्रन्य [विदन्ति] 
कहते हैं। [स्पर्शः ज्ञानं न भवति] स्पर्श ज्ञान नही है [यसस्‍्मात्‌ ] क्‍योंकि [स्पर्शः किचित्‌ न 


ध्रे८ समयसार 
रस ज्ञान नहों होता, क्योंकि रस नहीं जानता कुछ भी । 
इससे ज्ञान पृथक है, तथा प्रथक रस कहा प्रभुने ॥३६५॥ 
स्पर्श ज्ञान नहिं होता, क्‍योंकि नहीं स्पर्श जानता कुछ भो । 
इससे ज्ञान प्रथक्‌ है, स्पर्श प्रथक यों कहा प्रभुने ॥३६६॥ 
कम ज्ञान नहिं होता, क्ष्योंकि नहीं कर्म जानता कुछ भी । 
इससे ज्ञान प्रथक है, कर्म प्रथक यों कहा प्रभुने ॥३६७॥ 
धर्म ज्ञान नहिं होता, क्योंकि नहों धर्म जानता कुछ भी । 
इससे ज्ञान प्थक्‌ है, धम॑ पृथक्‌ यों कहा प्रभुने ॥३६८॥ 
न श्रधं ज्ञान होता, क्योंकि नहिं अ्रधर्म जानता कुछ मी । 
इससे ज्ञान पृथक है, श्रधर्स पर यों कहा प्रभुने ॥२६९॥ 
काल ज्ञान नहिं होता, क्योंकि नहीं काल जानता कुछ भी । 
इससे ज्ञान पृथक है, काल पृथक यों कहा प्रभुने ॥४००॥॥ 
आकाश ज्ञान नह है, क्योंकि भ्राकाश जानता नहों कुछ । 
इससे ज्ञान प्रथक है, श्राकाश प्रथक कहा प्रभुने ॥॥४०१॥ 
भ्रध्यवसान ज्ञान नहिं, अध्यवत्तान भी तो अचेतन है। 
इससे ज्ञान प्रथक है, तथा है अध्यवसान पृथक्‌ ॥४०२॥ 
जानता नित्य आत्मा, इससे ज्ञानी है प्रात्मा ज्ञायक । 
है श्रभिन्न ज्ञायकसे, ज्ञान सदा तन्मयो जानो ॥४०३॥ 
ज्ञान हि सम्यग्दृष्टी, व अंगपुर्वंगत सुत्र संयम यह । 
धर्म श्रधर्म व दोक्षा, बुधघमन इस ज्ञानकों कहते ॥४०४॥ 





नित्य, ततु, जीव, तु, ज्ञायक, ज्ञानिनू, ज्ञान, च, शञायक, अव्यतिरिकत, ज्ञातव्य, ज्ञान, सम्यग्दुष्टि, तु, 
संयम, सूच, अगपूर्वगत, धर्माधर्म, च, तथा, प्रव्रज्या, बुध । मूलधातु - भर सत्तायां, ज्ञा अवबोधने, विद 
जानाति] स्पर्श कुछ जानता नहीं । [तस्मात्‌ | इस कारण [जिनाः] जिनदेव [ज्ञानं अन्यत्‌ ] 
ज्ञानकरो प्रन्य व [स्पर्श श्रन्यं ] रपशंको प्रन्य [विदंति] कहते हैं। [कर्म ज्ञानं न भवति] कर्म 
ज्ञान नही है [यस्‍्मात्‌] क्योंकि [कर्म किचित्‌ न जानाति| कर्म कुछ जानता नही [तस्मात्‌] 
इस कारण [जिनाः] जिनदेव [ज्ञान प्रन्यतृ] ज्ञानको ग्रन्य व [कर्म अ्रन्यत्‌] कमंको प्रन्य [विदंति] 
कहते है । [धर्मः ज्ञानं न भवति | धर्मद्रव्य ज्ञान नहीं है [यस्मातु] क्योंकि [धर्स: किचित्‌ न 
जानाति] धर्म कुछ जानता नही [तस्मात्‌] इस कारण [जिनाः] जिनदेव [ज्ञान अन्यत्‌] ज्ञान 


सर्वविशुद्धजानाधिकार ६३६ 


शास्त्र ज्ञानं न भवति यस्माच्छास्तं न जानाति किचित्‌ । तस्मादन्यन्ज्ञानमन्यच्छासत्रं जिना विदंति ॥३६०॥ 
शब्दो ज्ञानं न भवति यस्माच्छब्दों न ज्ञानाति किचित्‌ । तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं शब्दं जिना विदरति ॥३६१॥ 
रुप ज्ञानं न भवति यस्माद्रूपं न जानाति किचित्‌ । तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यद्रूप॑ जिना विदंति ॥३६२॥ 
वर्णो ज्ञानं न भवति यस्माद्रणों न जानाति किचित्‌ । तस्मादन्यक्ज्ञानमन्य वर्ण जिना विदंति ॥३६३॥ 
ग्ंधो ज्ञानं न भवति यस्मादगगंधो न जानाति किचित्‌ । तस्मादम्यज्ज्ञानमन्य गंध 'जिना विदति ॥३६४॥ 
न रसस्तु भवति ज्ञान यस्मात्तु रसो न जानाति किन्नित्‌ । तस्मादन्यज्ज्ञान रस चान्यं जिना विदंति ॥३६५॥ 
स्पर्शो न भवति ज्ञान यस्मात्स्पर्शों न जानाति किचित्‌ । तस्मादन्यज्ज्ञानमन्य स्पर्श जिना विदरति ॥३६६॥ 
कम ज्ञानं न भवति यस्मात्कर्म न जानाति किचित्‌। तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यत्कर्म जिना विदन्ति ॥३६७॥ 
धर्मो ज्ञानं व भवति यस्माद्धमों न जानाति किबचित्‌। तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं शर्म जिना बिर्दान्त ॥३६८।। 
शानमधर्मो न भवति यस्मादधर्मो न जालाति किचित्‌ । तस्मादन्‍्यज़्शानमन्यमघर्म जिना विदन्ति ॥३६९॥ 
कालो ज्ञानं न भवति यस्मात्कालो न जानाति किचित्‌ । तस्मादन्यद्‌ ज्ञानमन्य काल जिना विदंति |४००॥ 
आकाशमपि न ज्ञान यस्मादाकाश न जानाति किचित्‌ | तस्मादाकाशमन्यदन्यज्ज्ञानं जिना विदति ॥४०१॥ 
वाध्यवसान॑ ज्ञानमध्यवसानमचेतन॑ यस्मात्‌ । तस्मादन्यज्जानमध्वसानं॑ तथान्यत्‌ू ॥४०२॥ 
यस्माज्जाताति नित्यं तस्माज्जीवस्तु शायको ज्ञानी। ज्ञानं च॒ ज्ञायकादव्यतिरिक्तं मन्तव्यं ॥४०३॥ 
शान सम्यग्हाप्ट तु सयम॑ सूत्रमगपूर्बंगतं । धर्माघम॑ च तथा प्रवज्यामम्युपयाति बुधा: ।।४०४।॥ 
न श्रुतं ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानभ्रुतयोग्य॑तिरिक:। न शब्दों ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो 
ज्ञानशब्दयोव्यतिरेक: । न रूप ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानरूपयोब्यंतिरेकः । न वर्णो ज्ञानम- 


चेत्तनत्वात्‌ ततो ज्ञानवर्णायोध्यंतिरेक: । न गंधों ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानगंधयोव्यंतिरेक: । न 


ज्ञाने अदादि, मन ज्ञाने, अभि उप या प्रापरो । पदविवरण--सत्थ शास्त्र-प्रथमा एकवचन। णाण ज्ञान- 
प्रथभा एक०। ण न-अव्यय । हव्॒‌इ भवति-वत्ंमान लटू अन्य पुरुष एकबवचन क्रिया। जम्हा यस्मात्‌- 


को प्रन्य [धर्म श्रन्यं] धमंको प्रन्य [विदन्ति] कहते है। [अधर्म:ः ज्ञान न मवति | अ्रधर्मद्रव्य 
ज्ञान नही है [यस्मात्‌ | क्योंकि [अ्रधसे: किचित्‌ न जानाति| भ्रधमं कुछ जानता नही [तस्मात्‌] 
इस कारण [जिनाः] जिनदेत्र [ज्ञान अन्यत्‌ | ज्ञानको भ्रन्य व [अधरमम श्रन्य॑] प्रधमंको प्रन्य 
[बिदंति] कहते है । [कालः ज्ञानं न भवति] काल ज्ञान नही है [यस्मात्‌ | वयोकि [कालः 
किचित्‌ न जानाति] काल कुछ जानता नही [तस्मात्‌])] इस कारण [जिनाः] जिनदेव 
[पान अन्यत्‌ | ज्ञानको भ्रन्य व [काल अन्य |] कालको भ्रन्य [विदन्ति | कहते है । [ भ्राकाशं 
प्रपि ज्ञानं न] प्राकाश भी ज्ञान नहीं है [यस्मात्‌] क्योकि [आकाश किचित्‌ न जानाति] 
भ्राकाश कुछ जानता नही [तस्मात्‌ | इस कारण [जिनाः| जिनदेव [ज्ञान प्रन्यत्‌ | ज्ञानको 
झन्य [झाकाशं भ्रन्यत्‌] भ्राकाशको प्रन्य [विदन्ति | कहते है । [तथा] उसी प्रकार [प्रध्य- 
बसाने ज्ञानं न] प्रध्यवसान ज्ञान नही है [यस्‍्मात | क्‍योंकि [अ्रध्यक्षसान] प्रध्यवसान |[ भ्चे- 
तन |] भ्रणेतन है [तस्मात्‌ | इस कारण [जिनाः] जिनदेव [ज्ञानं अन्यत्‌ | ज्ञानको अन्य व 


६४० समयतसार 


रसो ज्ञानमचेतनत्वाव ततो ज्ञानरसयोव्यंतिरेक: । न रपर्शों ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानस्पश- 
योव्यंतिरिक: । न कर्म ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानकर्मग्गोब्यंतिरेक: । न धर्मो ज्ञानमचेतनत्वातु 
ततो ज्ञानधर्मयोब्यंतिरेक: । नाधर्मो ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानाधमंयोब्येतिरेक: । न कालो 
ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानकालयोव्य॑ंतिरेक: । नाकाशं ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानाकाशयो- 
व्यंतिरिक: । नाध्यवसानं ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानाध्यवसानयोब्यंतिरेक: | इत्येवं ज्ञानस्य 
सर्वेरेव परद्वव्यं: सह व्यतिरिको निश्चयसाधितो द्रश्व्यः। झ्रथ जीव एवैको ज्ञानं चेतनत्वात्‌ 
पंचमी एक०। सत्य शास्त्र-प्रथमा एक०। ण न-अव्यय। जाणए जानाति-वर्तमान लटू अन्य पुरुष 
एकवचन क्रिया | किचि किचित्‌-अव्यय । तम्हा तस्मातू-पच्रमी एक०। अण्णं अन्यत्‌ णाण ज्ञानं-प्रथमा 
[भअ्रिष्यवसान अन्यत्‌] अ्रध्यवसानको श्रन्य कहते हैं। [यस्मात्‌ ] चू कि [नित्य जानाति] 
जोव निरन्तर जानता है [तस्मात्‌ तु) इसलिये [जीवः] जीव [शायकः ज्ञानी] ज्ञायक है, 
वही ज्ञानी है [च] ओर [ज्ञान] ज्ञान [ज्ञायकात्‌ अव्यतिरिकतं ज्ञातव्यं] जशायकसे श्रभिन्न 
है ऐसा जानना चाहिए | [तु] शोर [बुधाः ] ज्ञानी [ज्ञान सम्यग्हा्ट | ज्ञानकों हो सम्यग्दृष्टि, 
[संयम | संयम [अंगपुर्वगत सूत्र | अंगपूवंगत सूत्र [च॒ धर्माधमं] भोर धर्म श्रधर्म [तथा] 
तथा [ प्रश्नज्यां] दीक्षा [भ्रभ्युपयांति| मानते है । 
तात्पर्य--#ान समस्त परद्रव्योसे भिन्न है, समस्त परभावोसे भिन्‍न है तथा ज्ञान 
श्रात्माकी सवंविभावपरिणतियोंसे भिन्‍न है । 
टोकार्थ-द्रव्यश्षत ज्ञान नही है, क्योंकि वचन ग्रचेतन है, इस कारण ज्ञान और 
श्रुतमे भेद है। शब्द ज्ञान नही है, क्‍योंकि शब्द ग्रचेतन है, इस कारणा ज्ञान भर शब्दमें 
भेद है । रूप ज्ञान नही है, क्‍योंकि रूप भ्रचेतन है, इस कारण वर्ण और ज्ञानमें भेद है। 
गंध ज्ञान नहीं है, क्योंकि गन्ध भ्रचेतन है, इस कारण गन्ध और ज्ञानमें भेद है। रस ज्ञान 
नही है, क्योंकि रस अ्चेतन है, इस कारण रस और ज्ञानमे परस्पर भेद है। स्पर्श ज्ञान नहीं 
है, क्योकि स्पर्श प्रचेतन है, इस कारण स्पर्श श्र ज्ञानमें भेद है | कर्म ज्ञान नही है, क्योंकि 
कम अ्रचेतन है, इस कारण कम और ज्ञानमें भेद है। धम्मद्रव्य ज्ञान नहों है, क्योंकि धर्म 
प्रचेतन है, इस कारण धर्मद्रव्य और ज्ञानमे भेद है । अधर्मद्रव्य ज्ञान नहीं है, क्योंकि 
अधर्मंद्रव्य श्रचेतन है, इसलिए श्रधरमंद्रव्यका और ज्ञानका भेद है। कालद्र॒व्य ज्ञान नहीं है, 
क्योंकि काल प्रचेतत है, इस कारण काल प्रौर ज्ञानमें भेद है। ग्राकाशद्रव्य ज्ञान नहीं है, 
क्योंकि प्राकाश प्रच्ेतन है, इस कारण श्राकाश प्रोर ज्ञानमें भेद है । श्रध्यवसान ज्ञान नहीं 
है, क्योकि प्रध्यवसान अचेतन है, इस कारण ज्ञान और अध्यवसानमें भेद है। इस प्रकार यों 
ज्ञानका समस्त परद्रव्योके साथ व्यतिरेक निश्चयसाधित देखना चाहिए याने अ्रनुभवना 











सर्वविशुद्धनानाधिकार ६४ है 


ततो हानजीवयोरेबाव्यतिरेक: । न व्‌ जीवस्य स्वयं ज्ञानत्वात्ततों व्यतिरेकः कश्चनापि शडूु- 
मीय: । एवं तु सति ज्ञानमेव सम्यग्दृष्टि', ज्ञानमेव संयमः, शांनमेवांगपूर्वरूप सूत्र, ज्ञानमेव 
घर्माधर्मों, श्ञानमेव प्रव्नज्येति ज्ञानस्य जीवपर्यायरपि सहाव्यतिरेको निश्वयसाधितो द्रश्टव्यः । 











एक० । अण्ण णाण अण्ण सत्य अन्यत्‌ ज्ञान अन्यत्‌ ज्ञास्त्र-द्वितीया एकवचन । शब्द: ज्ञानं-प्रथमा एक०॥ 
अण्णं णाणं अण्णं शब्दं अन्यत्‌ ज्ञानं अन्यं शब्द-द्वितीया एक०। विति विदन्ति-वर्तेमान लद अन्य पुरुष 
जीवमें प्रभेद है। स्वयं ज्ञानस्वरूप होनेसे ज्ञानका जीवके साथ व्यतिरेक कुछ शंकनीय नहीं 
है । ऐसा होनेपर ज्ञान ही सम्यग्दृष्टि है, ज्ञान हो सयम है, ज्ञान ही ग्रगपूर्वगत सूत्र है। तथा 


ज्ञान ही धर्म प्रधर्म है, ज्ञान हो दीक्षा है भ्रथवा निश्चयचारित्र है। इस तरह जीवका पर्यायों 
के साथ भी प्रभेद निश्वयसाधित देखना चाहिये । 


ग्रब इस प्रकार सब परद्वग्योके साथ तो भेदके द्वारा तथा सत्र दर्शनादि जीव स्व* 
भावोंके साथ गभेदके द्वारा अ्रतिव्याप्ति और ग्रव्वामि दोषफो दूर करता हुमा, प्रनादिविशज्नम- 
मूलक धर्म अधर्म याने पुण्य पापरूप परसमयको दूर करके, स्वयं ही निश्चयचारित्रहूप दीक्षा 
को पाकर, दर्शनज्ञानचारित्रमें स्थितिरूप स्वसमयको व्यापकर मोक्षमार्गकों आ्रात्मामें ही १रि* 
गत करके जिसने सम्पूर्ण विज्ञानधनस्वभाव पा लिया है ऐसा व त्याग ग्रहणसे रहित साक्षात्‌ 


समयसारभूत परमोथंरूप शुद्ध एक ज्ञान ही प्रवस्थित हुआ देखना प्रर्थात्‌ प्रत्यक्ष स्वसम्वेदनसे 
ग्रनुभव करना। 


भावाथ्थ--ज्ञान सब परद्रव्योंसे जुदा श्रौर झ्पने पर्थायोंसे प्रभेदरूप है, इस कारण 
श्रात्माके इस लक्षणमें प्रतिव्याप्ति और ग्रव्याप्ति नामके लक्षरादोष नहीं रहते । प्र व्याप्ति-- 
लक्षणका परे लक्ष्यमे न॑ रहना ग्रव्याप्ति है, भ्रति ब्याप्ति--लक्षणका लक्ष्यके अलावा प्रलक्षप 
में भी रहना अ्रतित्याप्ति है। आत्माका लक्षण ज्ञान याने उपयोग शभ्रन्य अचेतन 
द्रव्योमि नहीं है; इस कारण अतिब्याप्ति दोष नहीं है और उपयोग अपनी सब 
ग्रवस्थाग्रोंमे है, इसलिये ग्रव्याप्ति दोष नहीं है। यहाँपर ज्ञान कहनेसे आत्मा हो 
जानना, क्योंकि प्रभेदविवक्षामे गुण श्रौर गुणीका अभेद है; इसलिये विरोध नही । इस कारण 
ज्ञान ही कहनेसे छद्मस्थ ज्ञानी आत्माको पहचान लेता है | अतः ग्रात्मा ज्ञानको ही निरखकर 
इस ज्ञानमें प्रनादि भ्रज्ञानज शुभाशुभ उपयोगरूप परसमयको प्रवृत्तिको दूर करके, सम्यग्दशेन 
ज्ञान चारित्रमें प्रवृत्तिरूप परिणमनस्वरूप मोक्षमार्गमें श्रात्माको परिशमाकर सम्पूर्ण ज्ञानकों 
जब प्राप्त होता है, तब फिर त्याग ग्रहणके लिये कुछ नहीं रहता । ऐसा साक्षात्‌ समयसार- 
स्वरूप पूर्ण ज्ञान परमार्थभूत थुद्ध प्रवस्थित है उसको देखना । यहाँपर देखना तीन प्रकार 


६४२ समयसार 


अथवं सर्वपरद्रव्यव्यतिरेकेण सर्वद्शनादिजीवस्वभावाव्यतिरेबेरा वा श्रतिव्याप्तिमश्याप्ति अर 
च्‌ परिहरमाणमनादिविश्वममूल धर्माधमंरूपं परसमयमुद्वम्य स्वयमेव प्रव्रज्या्पमापाद्य दर्शन- 


- बहु० क्रिया । रूव णाण-प्रथमा एक०। अष्ण णाण अण्णं रूव अन्यत्‌ ज्ञान अन्य रूप-ह्वितीया एकबचन + 
'वश्णों वर्ण:-प्रथमा एक० । वण्णं वर्ण-द्वितीया एकवचन । गध -प्रथमा एक०। गन्ध-ह्वितीया एक०। 


जानना । एक तो देखना शुद्धनयके ज्ञान द्वारा इसका श्रद्धात करना है | यह तो अ्रविरत ब्रादि 
प्रमत्त श्रवस्थामें भो मिथ्यात्वके ग्रभावसे होता है। दूसरा देखना यह है कि ज्ञान श्रद्धाव हुए 
बाद बाह्य सब परिग्रहका त्यागकर इसका अभ्यास करना, उपयोगको ज्ञानमें हो ठहराना, जैसा 
शुद्धनयसे प्रपतने स्वरूपको सिद्ध समान जानकर श्रद्धान किया वैसा ही ध्यानमे लेकर एकांग्र 
चित्तको ठहराना, बार-बार इसीका अभ्यास करना, सो यह देखना अ्रप्रमत्त दशामें होता है । 
“इसलिए जहाँ तक ऐसे श्रभ्याससे केवलज्ञान प्राप्त हो वहाँ तक यह अभ्यास निरन्तर करना । 
यह देखना दूसरा प्रकार है। यहाँ तक तो पूर्ण ज्ञानका शुद्धनयके ग्राश्नयसे परोक्ष देखना 
रहा । और तीसरा देखना केवलज्ञान प्राप्त हो तब साक्षात्‌ होता है। उस समय सब्र विभावों 
से रहित हुआ सबको देखने जानने वाला ज्ञान होता है । यह पूर्ण ज्ञानका प्रत्यक्ष देखना है । 
इस प्रकार सर्वत्र सिद्ध है कि ज्ञान ही ग्रात्मा है। अभेदविवक्षामे ज्ञान कहो या ग्रात्मा कहो 
कुछ विरोध नही । 

ग्रब इस अर्थंओो कलशरूप काव्यमे कहते है--श्रन्येभ्यों इत्यादि । अथे-परद्रव्योंसे 
भिन्‍न अपनेमें ही निश्चित, पृथक वस्तुत्व धारण करता हु्ना, ग्रहण त्यागसे रहित यह रागा- 
'दिक मलसे रहित ज्ञान उस प्रकार अवस्थित प्रनुभवमे श्राता कि जिस प्रकार मध्य ग्रादि अत 
विभागसे रहित, स्वाभाविक विस्ताररूप प्रकाशसे देदीप्यमान शुद्ध ज्ञानघनरूप नित्य उदित 
रहे । सावा्थे--ज्ञानका पृरांरूप सबको जानना है। सो जब यह ज्ञान प्रकट होता है तब 
भ्रपने से ऐश्वयंके साथ प्रकट होता है । इसकी महिमा कोई नहीं बिगाड़ सकता । निरुपाधि 
ज्ञान सदा निर्बाध उदित रहता है। 

ग्रब काव्यमें कहते है कि ऐसे ज्ञानस्वरूप आत्माका घारण करना यही कृतक्ृत्यपना 
है--उन्पुक्त ध्त्यादि। श्रर्थं“-जिसने सब शक्तियाँ समेट लो है, ऐसे पूर्ण आत्माका जो 
श्रात्मामें ही धारण करना है वही तो छोड़ने योग्य सब कुछ छोडा है श्रौर ग्रहण करने 
योग्य सब ग्रहण कर लिया है । भावार्थ-- पूर्ण ज्ञानस्वरूप सवंशक्तिपुञ्न आरात्माको धारण 
'करनेपर त्यागने योग्य सभी त्यागा गया और ग्रहण करने योग्य सभी ग्रहण कर लिया गया, 
"यही कृतकृत्यपना है । 


सवंविशुद्धशानाधिकार ६४३ 


ज्ञानचारित्रस्थितित्वरूपं स्वस्नमयमवाप्य मोक्षमार्गमात्मन्धेव परिणतं कुत्ता समवाप्तसम्पूर वि- 
जशानघनभाव॑ हानोपादानशुन्यं साक्षात्समयसारभूतं परमार्थेरूपं शुद्ध ज्ञानमेकप्रेव स्थित द्रश्व्यं ॥ 
ग्रन्येभ्यो व्यतिरिक्तमात्मनियत विश्वत्पुथग्वस्तुतामादानोज्मनशुन्यमंतदमलं ज्ञानं तथावस्थितं । 
मध्यादंतविभागमुक्तसहजस्फा रप्रभाभासुर: शुद्धज्ञानचनों यथास्प महिमा नित्योदितस्तिष्ठुति 
॥२३५॥ उन्परक्तमुन्मोच्यमशेषतस्तत्तथात्तमादेयमशेषतस्तत्‌ । यदात्मन: संहृतसवंशकतेः पूर्णांस्य 
संघारणमात्मनोह ।२६६॥ व्यतिरिकतं परद्रव्यादेव ज्ञानमवस्थितं । कथमाहारक तत्स्यादेन 
देहोउस्प शंक्यते (।२३७॥ ॥| ३६०-४०४ ॥ 





रसो रस-प्रथमा एक० । रसं-द्वि० एक० । फासो स्पर्श:-प्रथमा एक०। फास स्पर्श-द्वितीया एक०। 
कम्मं कर्म-प्रथमा एक० । कम्म कर्म-द्वितीया एक० । धम्म धर्म-द्वितीया एक० । अधम्मों अधर्म -प्रथमा 
एक ७ | अधम्मं अधर्म-द्वि० एक० । कालो काल:-प्र ७० ए० | कालं-दि० ए० । आयास आकाश-प्र ७ एक० । 
आयास आकाश-द्वितीया एक० | अज्भवसाणं अध्यवसान-प्रथमा एक० नथा द्वि० ए०। जम्हा यस्मात्‌- 
पचमी एक० । जाणइ जानाति-वर्तमान लद॒ अन्य पृरुष एकवचन क्रिया। णिच्च नित्य-अव्यय । जीवों 
जीव.-प्र ० ए० | णाणओ ज्ञायक -प्र० एक० । णाणी ज्ञानी-प्र० एक० । णाण ज्ञान-प्र० ए० | जाणयादो 
ज्ञासकातू-पचमी एक०। अव्वदिरित्त अव्यतिरिक्त-प्र० एक० । मुशोदव्व मन्तव्य-कृृदन्‍्त क्रिया । 


ग्रब काव्यमें कहते है कि ऐसे ज्ञानके देह भी नही है- व्यतिरिकतं इत्यादि । अर्थ -- 
इस प्रकार ज्ञान परद्रव्यसे पृथक भ्रवस्थित है। वह ग्राहारक कंसे हो सकता है ? जिससे कि 
इसके देहकी शड्धूत की जा सके । भावार्थ--ज्ञान कर्म नोकर्म झ्रादि सबसे निराला है सो 
ज्ञानके कर्माहार, नोकर्माहार, कवलाहार कोई भी झ्राहार नहीं । सो जो ग्रोहारक ही नही, 
उसके देह कैसा ? 

प्रसंगविवरण--प्रनन्तरपूर्व गाथात्रिकरमें कर्मंचेतता व कर्मेफलचेतनाका संन्यास 
कराकर ज्ञानमात्र सहजस्वरूपके संचेतनका मार्गदशन किया था। अब इस पञ्चदशकमें उसो 
ज्ञानमात्र ग्रात्मतत््वको समस्त परद्रव्यों व परभावोसे विविक्त दिखाया गया है । 

तथ्यप्रकाश-- (१) द्रव्यश्रुत व शब्द अचेतन है पुदुगलद्रव्यकोी व्यञ्जनपर्याय है ज्ञान 
प्रात्माका शाश्वतस्वरूप है, चेतना है | (२) वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श अ्रचेतत है पुदुगलब्रब्धके 
गुगा है, किन्तु ज्ञान ग्रात्माका शाश्वतस्वरूप है, चेतनस्वरूप है । (३) कर्म ग्रचेतन है कार्माण 
वर्गंणा जातिके पुदूगलद्रव्योकी पर्याय है, किन्तु ज्ञान आत्माका शाश्वतस्वरूप है, चेतेनस्वरूप 
है । (४) धर्मद्रव्य, अधमंद्रव्य, कालद्रव्य, श्राकाशद्रव्य अ्चेतन है भिन्‍न स्वतंत्र द्रव्य है, किन्तु 
ज्ञान ग्रात्मद्रव्यका शाश्वत स्वरूप है चेतनस्वरूप है। (५) ग्रध्यवसानभाव अचेतन है, कर्म- 
विपाकविकल्प हैं, किन्तु ज्ञान आत्माका शाश्वतस्वरूप है, चेतनस्वरूप है। (६) ज्ञान जीव- 


घ्डि४ समयसार 


भत्ता जस्सामत्तो ण॒ हु सो आाहारथो हवह एवं । 

आहारो खलु मुत्तो जह मा सो पुग्गलमओो उ ॥०४०५॥ 
श॒वि सक्‍कह घित्त' जं ण्‌ विमोत्त ज॑ं य ज॑ परदव्वं । 

सो कोवि य तस्स गुणो पाउगिश्यो विस्ससो वावि ॥४०६॥ 
तहमा उ जो बिसुद्धों चेया सो णेव गिण्हए किचि। 
णेव विमु चह किंचिवि जीवाजीवाण दब्वाणं ॥४०७॥ 


जिसके झमूर्त प्रात्मा, वह झ्राहारक कभो नहीं होता । 
क्योंकि आहार मूतिक, होता पौदृगलिक होनेसे ॥।४०५॥ 
जो भप्रन्य द्रव्य उसका, ग्रहण विमोचन किया न जा सकता । 
ऐसा ही द्र॒व्योंका, प्रायोगिक वैख्नसिक गुण है ॥४०६॥ 
तब जो बिशुद्ध श्रात्मा, वह जीघ प्रजोब द्रव्य परमें से । 
कुछ भो प्रहण न करता, तथा नहीं छोडता कुछ भी ॥४०७॥। 


नामसंज्ञ - अत्त, ज, अमुत्त, ण, हु, त, आहारअ, एवं, आहार, खलु, मुत्त, ज, त पृग्गलमअ, उ, 

ण, वि, ज, ण, ज, य, ज परदृव्ब, त, क, वि, य, त, भ्रुण, पाउगिअ, विस्सस, वा, वि' त, उ, ज, विस्तुद्ध, 
स्वरूप है, अत: सम्यग्दर्शन, ज्ञान, संयम प्रादि सर्व श्रात्मपरिणमनोसे ज्ञानका अ्रभेद है ः 
(७) पुण्यपापभावरूप परसमयको त्यागकर दर्शनज्ञानचारित्रस्थितिस्वरूप स्वसमयकों पाकर 
समयसारभूत एक ज्ञानमात्र प्रन्तस्तत््वका अनुभव करना चाहिये । (८) ज्ञानमात्रका संचेतन 
होनेपर पाने योग्य सब पा लिया व छोड़ने योग्य सब छूट गया । 

सिद्धान्त--( १) आत्मा अभेद ज्ञानस्वभावमात्र है । (२) ग्रात्मा समस्त परद्रव्यों व 
परभावोंसे रहित है । 

हृश्रि-- १- शुद्धनय (४६, १६०) । २- परद्रव्यादिग्राहक द्रव्याथिकनय (२६) । 

प्रयोग--ज्ञानमात्र अ्न्तस्तत्त्वमे ग्रवस्थित होनेके लिये ग्रपनेको सब परद्रव्योंसे तथा 
परभावोसे निराला निरखना ॥| ३६०-४०४ ॥ 

अब आत्माकोी प्रनाहारकता गाथामें कहते है:--[एवं] इस प्रकार [यस्य आत्मा 
श्रग्यृ्त:] जिसके आत्मा अमृर्तिक है [स खलु | वह निश्चय [आहारक: न मवति] झ्राहारक 
नहीं है [यस्मात्‌ ] क्योकि [आहारः खलु मृः] भ्राहार मूर्तिक है [स तु पुदुगलमयः] वह 
तो पुदुगलमय हैं। [बत्‌ मत्‌ परद्रव्यं] क्योकि जो पर द्रव्ययों [गृहीतुं च बिमोक्‍तुं नापि 


सर्वविशुद्धश्ञानाधिकार ६४५ 


आत्मा यस्‍्यामृर्तों न खलु स आहारको भवत्येवं। आहार: खलु मूर्तो यस्मात्स पुदगलमयस्तु ॥ ४०५ ॥। 
नापि शक्‍यते गृहीतुं यज्न विमोक्‍तु यच्च यत्परद्रव्य । स कोईषपि च _तस्य भ्रुणों प्रायोगिको वेस्रसो वापि ॥। 
तस्माचु यो विशुद्श्चेतयिता स नैव गृह्लाति किचित्‌ । नव विमुच्रति किचिदपि जीवाजीवयोद॑व्ययो: ॥ 

ज्ञान हि परद्रव्य किचिदपि न यृक्ताति न मुज्चति प्रायोगिकगुणसामर्थ्यात्‌ वंखसि- 
कयुहासामर्थ्याद्वा ज्ञानेन परद्रव्यस्य गृहोतूँ मोक्‍्तु चाशवयत्वात्‌ । परद्रव्य थ न ज्ञानस्या 


चेया, त, ण, एव, किचि, वि, जीवाजीव, दब्व । धातुसंज्ञ-हव सत्ताया, सक्‍क सामर्थ्ये, ग्गह गहरो, वि 
मूंत्र त्यागे, गिष्ह्‌ ग्रहण । प्रातिपदिक- आत्मन्‌ू, यत्‌, अमृत, न, खलू, ततू, आहारक, एवं, भाहार, खलु, 
मूर्त, यत्‌, ततू, पुद्गनलमय, न, अपि, यत्‌, परद्रव्य, ततू, कि, अपि, च, तत्‌, गुण, प्रायोगिक, वैसख्रस, बा, 
अपि. विशुद्ध, चेतयितृ, जीवाजीव, द्रव्य । मुलधातु--# सत्ताया, शक्ल साम्थ्यें, ग्रह उपादाने, थि मुच्ल 
मोक्षणो । पदविवरण--अत्ता आत्मा-प्रथमा एकवचन । जस्स यस्य-षप्ठी ए०। अमुत्तों अमुर्त:-प्र० ए०। 


शक्यते | ग्रहणा भी नही किया जा सकता और छोड़ा भी नहीं जा सकता [स कोपिच तस्थ] 
वह कोई ऐसा हो श्रात्माका [ प्रायोगिक: बापि देखत्लसः गुण: ] प्रायोगिक तथा वेख़सिक गुण 
है । [तस्मात्त ] इसलिये [यः विशुद्धः चेतयिता ] जो विशुद्ध ग्रात्मा है [सः] वह [जीवा- 
जोब्यो: द्रव्ययो:] जोव ग्रनीव परद्रव्यमें से [किचित्‌ नव पृक्लाति] किसीको भी न तो 
ग्रहण ही करता है [अपि किचित्‌ नंब विमुश्चति |] श्र न किसीको छोड़ता है । 

तात्पयें-प्रात्मा पभ्रमूत है वह किसी भी परद्रव्यको न ग्रहण कर सकता प्लौर जब 
ग्रहण ही कुछ नही है तो वह छोड हो कया सकता है ? 

टीका्थ--प्रायोगिक श्रर्थात्‌ परनिमित्तसे उत्पन्न हुए गुणकी सामथ्यंसे तथा वैस्नसिक 
याने स्वाभाविक गृणको सामथ्यंसे ज्ञानके द्वारा परद्रव्यके ग्रहणा करने और छोड़नेका अ्रसमथ्थ- 
पना होनेसे ज्ञान परद्रव्यको कुछ भी न ग्रहण करता है श्रौर न छोडता है । अमूर्तिक ज्ञानस्व- 
रूप आात्मद्रव्यके मू्तिक द्रव्य प्राहार नही है, क्योकि अमूर्तिककक मूतिक पुद्गलद्रव्य श्राहार 
नही होता । इस कारण ज्ञान आहारक नही है। भअ्रतः ज्ञानके देहकी शंका न करना । 
भादार्थ-- ज्ञानस्वरूप आत्मा अ्रमूतिक है और कर्म नोकर्म रूप पुद्गलमय भ्राहार मूतिक है । 
सो परमाथ्थसे झात्माके पुदगलमय श्राहार नही है। प्रात्माका ऐसा हो स्व्रभाव है कि चाहे 
स्वभावरूप परिणमन करे या विभावरूप परिणमन करे, झात्माके अपने ही परिणामका 
ग्रहरा त्याग है, परद्रव्यका ग्रह! त्याय कुछ भी नहीं है । 

भब कहते है कि देहरहित ज्ञानके मोक्षका कारण देह नहीं है--एवं ज्ञानस्य 
इत्यादि । भ्र्थ---इस प्रकार (पूर्वोक्त प्रकारसे) शुद्ध ज्ञानके देह हो विद्यमान नहीं है इसलिये 
जशावक्ते देहमय चिन्ह (भेष) मोक्षका कारण नहीं है । 





६४६ संमयंसारि 


मूर्तात्मद्रव्यस्य मूर्तपुद्गलद्रव्यत्वादाहर: ततो ज्ञानं नाहारक॑ भवत्यतों ज्ञानस्य देहो न 
शंकनीयः ।। एवं ज्ञानस्य शुद्धस्य देह एवं न विद्यते । ततो देहमयं ज्ञातुर्ने लिंग मोक्षकारणं 
॥२३८॥ ॥| ४०८--४०६ || 

ण हु न खलु-अव्यय । सो स -प्रथमा एकवचन । आहारओ आहारक.-प्र० एक० | हवइ भवति-वर्तमान 
लट अन्य पुरुष एकवचन । एव उ ण एवं तु न-अब्यय । आहारो आहार:-प्रथमा एक० । मुत्तो मूर्त.- 
प्र» एक० । पुग्गलमओ पुदुगलमय.-प्रथमा एक०। सवकइ शक्यते-वर्तमान अन्य० एक० क्रिया | धित्तु 
गृहीत्‌ विमोत्तु विमोवतु-दहेत्वर्थे कृदन्‍्त अव्यय । परहृष्व परद्रव्य-ह्वितीया एकवचन । सो को सः कः-प्र ० 
एक०। तस्स तस्य-षष्ठी एक० । गुणों गुण: पाउगिओं प्रायोगिक' विस्सओ वैस्लसः-प्रथमा एकवचन । 
विसुद्धों विभुद्ध: चेया चेतयिता सो सः-प्रथमा एकवचन । गिण्हए गह्लाति-वर्तमान लटू अन्य पुरुष एक० 
क्रिया । किचि किचितृ-अव्यय । विमुचइ विमुंचति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन क्रिया । जीवाजीवाण 
दव्वाण-षप्ठी बहु०। जीवाजीवयो: द्रव्ययो:-षष्ठी द्विवचन ।| ४०५-४०७ ॥ 


प्रसंगविवरण--नन्तरपूर्व पंचदशकमें ज्ञानकों समस्त परद्रव्य व परभावोसे विविक्त 
तथा भ्रात्मपरिणामोंसे श्रव्यतिरिक्त बताया गया था। अब इस गाथात्रिकमें बताया है कि 
श्रात्मा श्रमूते है वह पुद्गलद्र॒व्यका श्राहारक नहीं हो सकता प्रत्त: वह अन्य जीव व सर्व 
प्रजीव द्रव्योंके क्रूणा त्यागस भी रहित है । 

तथ्यप्रकाश--१- ज्ञान न तो स्वयं किसी परद्रव्यको ग्रहण करता है न छोड़ता है । 
२- ज्ञान किसी प्रायोगिक गुणके सामथ्यंप्रे भी किसी परद्रव्यको न ग्रहण करता है, न 
छोड़ता है। ३-ज्ञानके द्वारा परद्रव्य न तो ग्रहण किया जा सकता और न छोड़ा जा सकता। 
४- परद्रव्य मू्ते पुदृगलद्रव्य अमू्त ज्ञानका प्र्थात्‌ ग्रात्माका आहार हो हो नहो सकता । ५- 
जब ज्ञान पुद्गलका प्राह्मरक ही नही है तो ज्ञानकां देह भी नहीं है । ६-जब ज्ञननका देह ही 
नही है तो देहमय वेश ज्ञाताके मोक्षका कारण कैसे होगा ? ७- निश्चयसे ज्ञाताके मोक्षका 
कारण ज्ञाताका सम्यग्दर्शन ज्ञान चारिन्ररूप शुद्ध परिणाम है । 

सिद्धान्त-- १-पआात्मद्रव्यमे किसी भी परद्रव्यका ग्रहण नही है । 

हृष्टि-- .- शुन्यनय (१७३) । 

प्रधोग-- कैवल्यदशा प्र।प्त करनेके लिये स्व॑परद्रव्योंसे भिन्‍न सर्वपरद्रव्योंके ग्राहा- 
रणसे रहित देहरहित केवल ज्ञानमात्र आत्मतत्त्वकों निरखना ||४०५-४० ७॥। 

प्रव लिजजकी मोक्षमारग्गंताका प्रतिषेध करते हैः-- [बहुप्रकाराणि] बहुत प्रकारके 
[पाखंडिलिगानि] पाखंडिलिंग [वा] अयवा [ गृहिलिगानि] गृहिलिगोंको [गृहीत्वा] धारण 
करके [मूढा इति बदंति] अज्ञानी जन ऐसा बहते हैं कि [इदं लिय॑] यह लिंग हो [सोक्ष- 


सर्वविशुद्धज्ञाना धिकार ६४७ 


पाखंडीलिंगाणि व गिहिलिगाणि व बहुपयाराणि । 
पित्त व्दंति मूढा लिंगमिएं मोक्खमग्गोत्ति ॥४०८॥ 
ए॒ 3 होदि मोक्खमग्गो लिंगं जं देहशिम्ममा अरिहा । 


लिंग मुह्त्तु दंसशणाणचरित्ताणि सेयंति ॥००६॥ 
वाखण्डोलिड्भोंको, भ्रथवा बहुदिध गृहस्थ लिज़ोंको । 
धारण करि श्रज्ञ कहें, लिड्ः यही म्ोक्षका पथ है ॥४०५॥। 
लिड़ नहिं मोक्षका "थ, क्योंकि जिनेशने देहनिर्मम हो । 
लिडुबुद्धि तज करके, दर्शन ज्ञान चरितकों सेया ॥४०६॥ 
पाखडिलिगाणि वा गृहिलिगानि वा बहुप्रकाराणि । गृहीत्वा वदति मृढा लिगमिद मोक्षमा्ग इति ॥॥४०८॥ 
न तु भव॒ति मोक्षमार्गों लिग यद्देहनिर्ममा अत. | लिग॑ मुक्त्वा दर्शनज्ञानचारित्राणि सेवंते ॥४०६॥ 
केचिद्द्रव्यालगमज्ननिन मोक्षमार्ग मन्यमाना: संतो मोहेन द्रव्यलिगमेवोपददते । तंद- 
प्यनुपपन्न सर्वेषामेव भगवतामहेंद्रेवानां शुद्धज्ञानमयत्बे सति द्रव्यलिगाश्रवभूतशरीरममकार- 
: नामसंज्ञ- पाखडीलिग, व, गिहिलिग, व, बहुप्पयार, मूढ, लिग, इम, मोक्खमग्ग, इत्ति, ण, उ, 
लिड्ढ, देहणिम्मम, अरिह, दसणणाणचरित्त । धातुसंज्ञ-ग्गह ग्रहणे, हो सत्ताया, मुच्र त्यागे, सेव सेवाया । 
प्रातिषपदिक--पाखण्डी लिब्, गृहिलिड्, बहुप्रकार, मूढ, लिड्ड, इदम्‌, मोक्षमार्ग, इति, लिज्भ, देहनिर्मम, 
अहंत्‌, दर्शनन्नानचारित्र | मूलधातु- ग्रह उपादाने, वद व्यक्तायां वाचि, भ्रृ सत्ताया, मुच्ल मोक्षणों, से 
सेवाया | पदविवरण -पाखडीलिज्लाणि पाखण्डिलिगानि-द्वितीया बहु०। गिहिलिड्भाणि गृहिलिद्ञानि- 
मार्ग: ] मोक्षका मार्ग है। [तु लिग॑ सोक्षमार्ग: न सबति] परन्तु लिग मोक्षका मार्ग नहीं है 
[यत्‌ ] क्योकि [ भ्रहंतः] अहँत देव भी [देहनिर्ममाः] देहसे निर्ममत्व होते हुए [लिगं मुक्त्वा] 
लिंगको छोडकर [दर्शनज्ञानचारित्रारिष सेवते] दर्शन ज्ञान चारित्रका हो सेवन करते है । 
तात्पर्यं--जहाँ देहसे भी निर्मम होकर मोक्ष जाना होता है फिर देहलिड्भको मोक्षका 
मार्ग कँसे कहा जा सकता है । 
टीकार्थ --कितने ही लोग भज्ञानसे द्रव्यलिगको ही मोक्षमार्ग मानते हुए मोहसे द्रब्य- 
लिगको ही अंगीकार करते है | वह भी (द्रव्यलिगक़ो मोक्ष मार्ग मानना) भ्रयुक्त है, क्योंकि सभी. 
ग्ररहुंत देवोके शुद्ध ज्ञानमयता होनेपर, द्रव्यलिंगके ग्राश्नयभूत शरोरके ममत्वका त्याग है, तथा 
उस शरीरके ग्राश्रित द्रव्यालगके त्यागसे दर्शनज्ञानचारित्रकी मोक्षमार्गहपसे उपासना देखी 
जाती है । भावार्थ--यदि देहमय द्र॒व्यलिग हो मोक्षका कारण होता तो अरहंतादिक देहका 
ममत्व छोड़ दर्शनज्ञानचारित्रका क्‍यों सेवन करते, द्रव्यलिगसे ही मोक्षको प्राप्त हो जते । इस 








दड्य समयसार 


त्यागातू । तदाश्ितद्रव्यलिग्त्यागेन दर्शनज्ञानचारित्राणां मोक्षमार्गत्वेनोपासनस्यथ दर्शनात्‌ 
॥ ४०८६०४०६ | 
द्वि० बहु० । बहुप्पयाराणि बहुप्रकारानि-द्वि० बहु० । घित्तु गृहीतु-हेत्वर्थें कृदन्‍्त अव्यय | वदंति-वर्तेमान० 
अन्य० बहु० क्रिया । घूढा मृढा:-प्रथमा बहु० । लिड्र' इण लिजू इद-द्वितीया एक० । मोबखमग्गो मोक्ष- 
मार्ग:-प्रथमा एकबचन । होदि भवति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० क्रिया। ज॑ यतु-प्रथमा एक० । देह- 
णिम्ममा देहनिर्ममा:-प्रथमा बहु०। अरिहा अहंत्त:-प्र० बहु० | लिज्भ -हि० ए०। मुइत्तु मुक्‍त्वा-अस- 
माप्तिकी क्रिया । दंसणणाणचरित्ताणि दर्शनज्ञानचारित्राणि-ह्वि० बहु० । सेयति सेवन्ते-वर्तमान लटू अन्य 
पुरुष बहुबचन क्रिया || ४०८-४०६॥ 
कारण यह निश्चय हुश्रा कि देहमयलिग मोक्षमा्ग नही है। परमार्थते दर्शनज्ञानचारित्ररूप 
ग्रात्मा ही मोक्षका मार्ग है । 

प्रसंगविवरण--पग्रनन्तरपूर्व गाथात्रिकमें बताया गया था कि अमृत ग्रात्मद्रव्य प्राहा- 
रक भी नही है उसके देह कैसा ? तथा जब देह ही नहीं है ज्ञाताके, त्तब उसके मोक्षका 
कारण देहमय वेश क॑ंसे हो सकता है। भ्ब इस गाथाह्यमें बताया है कि मूढ जन ही बहुत 
प्रकारके गृहिलिग ब साधुवेशको मोक्षमार्ग कहते है, किन्तु वेश मोक्षमार्ग नही, क्योंकि देहसे 
ममत्व त्याग त्यागकर हो दर्शनज्ञानचारित्रकी भ्रभेदोपसनासे ही भव्यात्मा मोक्ष पाते है । 

तथ्यप्रकाश-- १- अ्ज्ञानवश द्रव्यलिगसे हो मोक्ष माननेवाले लोग द्रव्यलिगको ही 
अहरा करते हैं । २-जो परमात्मा हुए हैं उन्होंने द्रव्यलिगके प्राश्नयभूत शरोरसे ममत्त्र छोड़ा 
था। ३- जो परमात्मा हुए हैं उन्होने शुद्ध शानमयस्वरूपकी अभेदोपासना की थी । ४-देहा- 
श्रित लिजुके त्याग (ममकारत्याग) पूर्वक दर्शनज्ञानचारित्रकी उपासना करना मोक्षमा्ग है | 

सिद्धान्त--- १- कार्य उपादानका रणके भ्रनुरूप होता है। २- देहके वेषसे झात्माकी 
कैबल्यदश।को सिद्धि नही होती । ३- द्रब्यलिड्भको मोक्षमार्ग कहना उपचार कथन है । 

हृष्टि--१- निए्चयनय (१६६) । २- परद्रव्यादिग्राहक द्रव्याथिकनय (२६) । ३- 
एकजात्याधारे अन्यजात्याघेयोपचारक व्यवहार (१४२) । 

प्रयोग---शाश्वत शान्तिधाम प्राप्त करनेके लिये देहविषयक ममता स्यागकर ज्ञान* 
स्वरूप स्‍्वमें उपयोग लगाना ॥ ४०५-४०६ ॥ 

प्रागे यह सिद्ध करते है कि दर्शन ज्ञान ओर चारित्र ही मोक्षमार्ग हैं:-- [पराशषण्डि- 
गृहिसयानि लिगानि ] पाखंडी लिड याने मुनिलिंग झोर गृहस्थलिग [एथ:] यह [मोक्षभार्ग:] 
मोक्षमा्ग [साथि | नही है [जिनाः] जिनदेव [दर्शनश्ञानचारित्रारित]] दर्शन ज्ञान और 
आऋरित्रको [मोक्षमार्ग | मोक्षमाग [बिदंति] कहते हैं । 


सर्वेविशुद्धशानाधिकार ६४६ 


भ्रथैतदेव साधयति--- लिंगा 
ए्‌ वि एस मोक्खमर्गो पासंदीगिहिमयाणि लिंगाशि। 
दंसणणाणवरिताणि मोकखमरं जिया विति ॥४१०॥ 


पासण्डो व -का लिरू न कोइ सोक्षका पथ है । 


दशंन ज्ञान चरित्र हि, मोक्षका मांगे जिन कहते ॥४१०॥ 
नाप्येष मोक्षमार्ग: पाखंडिगृहिमयानि लिझ़ानि। दर्शनज्ञानचरित्राणि मोक्षमार्ग जिना विदंति ॥ ४१० |॥। 
न खलु द्रव्यलिगं मोक्षमार्ग: शरीराश्रितत्वे सति परद्रव्यत्वात्‌ । तस्माहरंनज्ञानचा- 
रित्राण्येव मोक्षमार्ग:, ग्रात्माश्रितत्वे सति स्वद्रव्यत्वात्‌ ।४१०॥ 

..._ त्ाससंज्-ण, वि, एत, मोक्‍्खमग्ग, पाखडीगिहिमय, लिज़, दसणणाणचरित्त, मोक्‍्लमग्ग, जिण । 
घातुसंश--विद ज्ञाने । प्रातिपदिक - ने, अपि, एतत्‌, मोक्षमार्ग, पाखण्डिग्ृहिमय, लिड्भ, दर्शनज्ञानचारित्र 
मोक्षमार्ग, जिन | मूलधातु-विद ज्ञाने अदादि | पदविवरण--ण विन अपि-अव्यय | एस एष'-प्रथमा 
एकवचन । मोकक्‍्खमग्गों मोक्षमार्ग:-प्र० ए० । पाखडीगिहिसयाणि लिंगाणि पाखण्डिग्रहिमयानि लिड्रानि- 
प्र० बहु० | दंसणणाणचरित्ताणि दरईनज्ञानचारित्राणि-द्वि० बहु० । मोक्खमग्गं मोक्षमार्ग-द्वि० ए० । जिणा 
जिना -प्र० बहु० । विति विदन्ति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष बहुवचन क्रिया || ४१० ॥ 

तात्पयें--परमार्थत: सम्पग्दशंन ज्ञान चारित्रका एकत्व हो साक्षात्‌ मोक्षमार्ग है । 

टोकार्थ--निश्चयसे द्रव्यालग मोक्षका मार्ग नही है, क्योकि शरीरके प्राश्रित होनेसे 
यह परद्रव्य है। इस कारण दर्शनज्ञानचारित्र ही मोक्षमार्ग है; क्योंकि इसकों याने दर्शनज्ञान 
चारित्ररूप मोक्षमागंको श्रात्माश्रित होनेसे स्वद्रब्ययना है। भाषार्थ--मोक्ष सब कर्मोंके प्रभाव 
रूप आत्माका परिणाम है, इस कारण मोक्षका कारण भी प्रात्माका परिणाम ही हो सकता + 
दर्शनज्ञानचारित्र ग्रात्माके परिणाम है, इसलिये निश्वयसे दशनज्ञानचारित्रात्मक श्रात्म-परिणाम 
हो मोक्षका मार्ग है। लिंग देहमय है, देह पुद्गलद्रव्यमय है; इसलिये देह प्रात्माके मोक्षका 
मार्ग नहीं है । परमार्थसे प्न्यद्रव्यका अन्यद्रव्य कुछ नही करता यह नियम है । 

प्रसंसविवरण--प्रतन्तरपूर्व गाथामे बत्ताया गया था कि देहलिंग मोक्षमार्ग नही है । 
अब इस गाथामें इसी विषयका समर्थन किया गया है । 

तथ्यप्रकाश-- १- परद्रव्य ग्रात्माका मोक्षमार्म नहीं है। २ द्रब्यलिय शरीराध्षित 
होनेसे परद्रव्यरूप है। ३- ग्रात्माश्रित परिणाम स्वद्रव्यूप है। ४- प्रात्माश्रित परिणाम 
श्रात्मांका मोक्षमार्ग हो सकता है। ५- सम्यग्दशन ज्ञान चारित्र आ्रात्मपरिणाम हैं भ्रतः यह 
रत्नत्रय मोक्षमार्ग है | 

सिद्धान्त-- १- अविकार ज्ञानस्वरूप प्रात्मतत्त्वके भाश्रयसे मोक्ष होता है । 


६५० समयसार 
पत एबं--- 
तह मा दु हित्त लिंगे सागारणगारएहिं वा गहिए। 
देसणणाणचरित्ते अपाणं जुज मोक्खपहे ॥४११॥ 
इससे सागार तथा, अनगारोंके ग्ृहोत लिख्ोंकों । 
तजि हशिज्ञानचरितमय, शिवपथमें युक्त कर निजको ॥४११॥ 


तस्मात्‌ तु हित्वा लिज्भानि सागार॑ रनगारवा गृहीतानि । दर्शनज्ञानचरित्रे आत्मानं युद्व मोक्षपथे ॥४११।॥ 
यतो द्रव्यलिगं न मोक्षमार्ग), ततः समस्तमपि द्रव्यलिगं त्यक्रत्वा दर्शनज्ञानचा रिश्रेष्वेव 


नामसंज्ञ-त, दु, लिज्गर, सागारणगार, वा, दसणणाणचरित्त, अप्प, मोबखपह । धातुसंज्ञ-हा 
ह्रासे, ग्गह ग्रहण, जुज योगे । प्रातिपदिक-- तत्‌, तु, लिग, सागार, अनगार, वा, ग्रहीत, दर्शनज्ञानचा रित्र, 
आत्मन्‌, मोक्षपथ। मूलधातु-ओहाक त्यागे, ग्रह उपादाने, युजिर्‌ योगे रुधादि। पदक्षिबरण--तम्हा 
तस्मात्‌ू-पचमी एक० । दु तु-अव्यय । हित्तु हित्वा-असमाप्तिकी क्रिया व अव्यय । लिगे लिज्भानि-ह्विं० 











ज++-++++ 


हृष्टि-- १- शुद्धभावनापेक्ष शुद्धद्रव्याथिकनय (२४ब) । 

प्रयोग-- कैवल्यलाभके लिये केवल ग्रात्माश्रित सहज संतन्यस्वरूपकी उपासना कर 
रत्नत्रयपरिणमनरूप पौरुष करना ॥| ४१० ॥। 

श्रब कहते हैं कि यदि द्रव्यलिग मोक्षमार्ग नही है तो मोक्षार्थ कया करना चाहिए-- 
[तस्मात्‌ तु| इस कारण ही [सागारं: | ग्रहस्थोके द्वारा [वा] अथवा [श्रनगार:| मुनियोके 
द्वारा [गृहोतानि लिगानि] ग्रहरा किये गये लिगोकों [हित्वा] छोड़कर [ प्रात्मानं | अ्रपने 
ग्रात्माको [दर्शनज्ञानचारित्ने | दर्शनज्ञानचारित्रस्वरूप [मोक्षपथे | मोक्षमार्गमें [युक्षब | युक्त 
करो | 

तात्पयं-- लिज्भ छोडनेका भाव है लिड्से ममता छोड़ना, सो गृहस्थ व मुनि अपने 
पदके लिज्जुमे रहकर उससे ममता छोड़कर ग्रात्माके दशनज्ञान चारित्रमे उपयुक्त होग्नो । 

टीकार्थ--चूकि द्रव्यलिग मोक्षका मार्ग नहीं है, इस कारणा सभी द्रव्यलिगोको छोड़ 
कर दर्शनज्ञानचारित्रमे ही ग्रात्माको युक्त करना चाहिये । यहो मोक्षका मागे है ऐसा सूष्रका 
उपदेश है | भावार्थ--यहां द्रव्यलिगकों छुडाकर दर्शन ज्ञान और चारित्रमे लगानेका उपदेश 
है । यह सामान्‍य परमार्थ वचन है, कही यह मुनि व श्रावकके ब्रत छुड़ानेका उपदेश नहीं है । 
जो केवल द्रव्यलिगको ही मोक्षमार्ग जानकर भेष धारणा करते है उनको द्रव्यलिमका पक्ष 
छुड़ाया है कि भेषमाश्रसे मोक्ष नहीं है, परमार्थंरूप मोक्षमार्ग आ्रात्माके दर्शन ज्ञान भौर 
चारित्ररूप परिणाम ही है | चरणानुयोगमे कहे प्रनुसार जो मुनि व श्रावकके बाह्मत्रत हैं वे 


स्वंविशुद्धज्ञानाधिकारै ६५१ 


मोक्षमागंत्वात्‌ आत्मा योक्तव्य इति सुत्नानुमतिः ॥ दर्शनज्ञानचारित्रत्नयात्मा तत्त्वमात्मनः । 
एक एबं सदा सेव्यो मोक्षमार्गो मुमक्षुणा ॥२३६॥ ॥४११॥ 


न निज अीजेजनननन-ओ टमनग+र-+नमबम-नतायनन ० जन-न-->3 जानना लगे 2बककमक-र ०-१ ७०-लने 


ब० । सागारणगारएहि सागारे: अतगारै.-तृतीया बहु० | वा-अव्यय । गहिए ग्ृहीतानि-द्वि० बहु० । दस- 
णाणचरित्ते दर्शनज्ञानचरित्रे-सप्तमी एक० | अप्पाण आत्मान-द्वितीया एक० | जुज युक्षय-आज्ञार्थे लोद 
मध्यम पुरुष एकवचन क्रिया । मोबखपहे मोक्षपथे-सप्तमी एकवचन || ४११॥ 


व्यवहा रसे निश्चयमोक्षमार्गंक्रे साधक है, उनको नहीं छुड़ाते; परन्तु ऐसा कहते है कि उनका 
भी ममत्व छोड़कर परमार्थ मोक्षमागंमे लगनंसे दी मोक्ष होता है, केवल भेषमात्रसे मोक्ष नहीं 
है। 

प्रब इसी श्रथंकों काव्यमे हृढ करते है--दशंन इत्यादि | श्रर्थ--आत्माका यथार्थरूप 
दर्शनज्ञानचारित्रका त्रिकस्वरूप है। सो मोक्षके इच्छुक पुरुषोको एक यहो मोक्षमार्ग सदा 
सेबने योग्य है । मावार्थ- ग्रन्तस्तत्त्वका श्रद्धान ज्ञान रमण ही मोक्षमार्ग है । 

प्रसंगविवरण -- अ्रनन्तरपुर्व गाथामे बताया गया था कि द्रव्यलिंग मोक्षमार्ग नहों, 
किन्तु सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रमय आत्मपरिणाम मोक्षमार्ग है। अब इस गाधामे द्रव्यलिगका 
ममत्व छुटाकर ग्रात्माकों परमार्थ मोक्षमार्गमे लगानेका उपदेश किया है । 

तथ्यप्रकाश-- १- देहलिग मोक्षमार्ग नही है, क्योंकि द्रव्यलिंग प्रतात्माश्रित है । 
२- सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र मोक्षमार्ग है, क्योंकि यह रत्नत्रय प्रात्माश्रित है। ३-प्तमस्तद्रव्य- 
लिमको त्थागकर दर्शनज्ञानचा रित्रमे ही अपनेको लगाना मोक्षमार्गकी साधना है । ४-देहममत्व 
का त्याग ही समस्त द्रव्यलिगका त्याग है । 

सिद्धान्त-- १- ग्रनात्म श्रित द्रव्यलिज़ु भ्रात्माके विकासका मार्ग नही है । 

हृष्टि--१- प्रतिषेंघक शुद्धनय (४९ग्र) । 

प्रयोग-- गृहीत देहलिगका ममकार छोड़कर, देहका ममकार छोड़कर ग्रपने झ्ात्माको 
दशनज्ञानचारित्रमय मोक्षमारगमें लगाना ॥४११४७ 

प्रव मोक्षपथमे लगनेका उपदेश गाथामे कहते हैः--हें भव्य तू [सोक्षपथे] मोक्षमार्ग 
में [आ्रात्मानं] अपने आत्माकोी [स्थापय | स्थापित कर [चर त॑ एब| उसीका [ध्याय ] 
ध्यान कर [तं चेतयस्व] उसोका ग्रनुभव कर [ततन्र॑ंव नित्य बिहर| और उस ्ात्मामें हो 
निरंतर बिहार कर, [ अन्यद्रब्येषु मा विहाषों:] प्रन्यद्रव्योमे विहार मत कर । 

तात्पयं--सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रमे हो उपयुक्त रहना मोक्षार्थीका कर्तव्य है । 

टोका्थ-- भ्रनादि संसारसे लेकर श्रपने बृद्धिदोषसे परद्रव्य रागद्वेषादिमे नित्य ही 


६४५२ सैंम प्र 


मोक्खपहे अणाणं ठवेष्दि तं चेव काहि त॑ चेय । 
तत्येव विहर णिच्चं मा विहरसु अण्णदलेस ॥४१२॥ 


शिवपथमें ब्रात्माको, थापों ध्याओ व अनुभवों उसको । 

उस हो में नित्य विचर, मत विचरो भ्रन्य हव्योंमें ॥४१२॥ 
मोक्षपथे आत्मानं स्थापय त॑ चेव ध्यायस्व त चेतयस्व । तत्रंव विहर नित्य मा विह्मथ रिन्यद्रब्येचु ।४१२॥ 
झा संसारात्परद्रव्ये रागद्रेधादौ नित्यमेव स्वप्रज्ञादोषेणावतिष्ठमानमपि स्वपग्रज्ञागुणोनैव 
ततो ग्यावर्त्य दर्शनज्ञानचारिश्रेषु नित्यमेवावस्थापय ग्रतिनिश्वलमात्मानं । तथा समस्तचिस्ता- 
न्तरनिरोधेनात्यंतमेकाग्रो भृत्वा दर्शनज्ञानचारित्राण्येव ध्याय । तथा सकलकमंकर्मफलचेतना- 
संन्पासेन शुद्धज्ञानचेतनामयों भूत्वा दर्शनज्ञानचारित्राण्येव चेतयस्व । तथा द्रव्यस्वभाववशत: 
प्रतिक्षणविजम्भभाणपरिणामतया तनन्‍्मयपरिणामों भृत्वा दर्शनज्ञानचारित्रेष्वेव विहर । तथा 
....._ नामसंज्ञ-मोक्‍्खपह, अप्प, त, च, एवं, त, तत्थ, एव, णिच्च, मा, अण्णदव्ब । धातुसंज्ञ-ड्टूव 


स्थापनायां, ज्का ध्याने, चेय स्मत्यां चेत करणावबोधनयो., वि हर हरणो उपसर्गादर्धपरिवर्तनमर्‌ । प्राति 
पविक--मोक्षपथ, आत्मन्‌, ततू, च, एव, तत्‌, तत्र, एवं, नित्य, अन्यद्रव्य। मुलधातु-ष्ठा गतिनिवृत्तो 





प्रवर्त रहे अपने श्रात्माको भ्रपनी बुद्धिके ही गुगसे उन परद्रव्योंस याने राग-द्वेषसे छुडाकर 
दर्शनज्ञानचारित्रमें निरन्‍्सर श्रति निश्चलरूपसे स्थापित कर। तथा समस्स श्रन्य घिताग्रोंके 
निरोधसे अत्यन्त एकाग्रचित्त होकर दश्शनज्ञानचारित्रका ही ध्यान कर | तथा समस्त कर्म 
ग्रोर कमंफलरूप चेतनाका त्याग करके शुद्धज्ञानचेतनामय होकर दशंनज्ञानचारित्रका हो 
ग्रनुभव कर । तथा द्रव्यके स्वभावके वश प्रतिक्षण उत्पन्न हो रहे परिणामपनेसे उन परिणामों 
में तन्मय होकर दर्शन ज्ञान चारिश्रमें ही विहार कर । तथा एक ज्ञानहूपकों ही निश्चलरूप 
प्रवलंबता हुआ ज्ञेयरूपसे ज्ञानमें उपाधिपनेके कारण सब ओरसे फैले हुये परद्रव्योमें 
किचित््‌मात्र भी विहार मत कर । भावाथ--परमाथंरूप भप्रात्माके परिणाम दर्शन, ज्ञान और 
चारित्र हैं, वे ही मोक्षमार्ग है, उनमें ही भ्रात्माको स्थापित करो, उनका ही ध्यान करो, उन्हीं 
का ग्रनुभव करों, धर उन्हीमें प्रवर्तो, प्रन्य द्रव्योमे नही प्रवर्तो । केवल व्यवहारमें ही मूढ़ न 
रहो यह आचार्यदेवका यहाँ उपदेश है । 

भ्रब इसी अर्थव्ीो कलशरूप काव्यमे कहते हैं--एको सोक्ष इत्यादि। श्र्थ--दर्शन 
ज्ञान चारित्र स्वरूप यही एक मोक्षका मार्ग है। जो पुरुष उसीमें 5हरता है, उसको निरंतर 
ध्याता है, उसीका झनुभव करता है और प्रन्य द्रव्योंका स्पर्शन नहीं कश्ता, उसीमें निरतर 
प्रबतंन करता है, वह पुरुष थोड़े हो कालमे जिसका नित्य उदय रहे, ऐसे समयक्तारके स्वरूप 


सर्वेविज्ुद्धशानाधिकार ६५३ 


ज्ञानरूपभेकमेवाचलितमवलंबमानी ज्ञेयरूपेणोपाधितया स्वत एवं प्रधावत्स्वपि परद्रव्येषु सर्वे- 
व्वपि मनागपि मा विहार्षी: ॥ एको मोक्षपथ्रों य एब नियतो हृम्शप्तिवृत्तात्मकस्तत्रेव स्थितिमेति 
यस्तमनिशं ध्यायेच्च तं चेतति । तस्मिन्तेव निरंतर विहरति द्रव्यांतराण्यस्पृशन्‌ सो$बश्यं 


मी जल तन लिन लव लक त +++- 


णिजंत, ध्ये चिन्तायां, चिती संज्ञाने, वि हज हरणे । प्रदविवरण--मोंबखपहे मोक्षपथे-सप्तमी 
एकबचन । अ्रेष्याणं आत्मानं-द्वितीया एक०। टठवेहि स्थापय-आज्ञार्थें लोट मध्यम पुरुष एकव्चन 
णिजन्त किया । तं-द्वि० ए०। भाहि ध्यायस्व-आज्ञार्थे लोट मध्यम पुरुष एकबंचन क्रिया | त-द्वि० ए०। 


का प्रनुभव करता है। भावार्थ--निश्चयमोक्षमार्गके सेवनसे ग्रल्पकालमे ही मोक्षक्री प्राप्ति 
होती है यह नियम है । 

प्रब कहते है कि जो द्वव्यलियको ही मोक्षमार्ग मानकर उसमे ममत्व रखते हैं वे 
मोक्षकी नहीं पाते उसको सूचनाका काव्य है--ये त्वेन इत्यादि । भश्र---जो पुरुष इस पूर्वोक्त 
परमार्थस्वरूप मोक्षमागंको छोड़कर व्यवहारमार्गमें स्थापित अपने आपसे द्रव्यमयलिड्रीमें याने 
बाह्य भेषमें ही ममता करते है, भ्र्थात्‌ यह जानते है कि यही हमको मोक्ष प्राप्त करायगा वे 
पुरुष तत्त्वके यथारथज्ञानसे रहित होते हुए नित्य उदित अभ्रखड अतुलप्रकाश वाले स्वभावकों 
प्रभाके पुन्न, अमल समयसारको प्राप्त नही कर सकते भावाय्ें-- जिनको द्रव्यलिड्में ममता 
है वे श्ब तक भी समयसारको नही पा सके । 

प्रसंगविबरण-- ग्रनन्तरपूर्व गाथामें दर्शनज्ञानचरित्रमे ग्रात्माको लगानेकी प्रेरणा 
दी गई थी । श्रब इस गाथामे झ्रोर विस्तारसे उसोका समर्थन किया है । 

तथ्यप्रकाश-- १- रागद्वंघादि विकार ऊार्माण द्रव्यके अनुभाग होनेसे परद्रव्य है । 
२- रागद्वेषादि कर्मानुभागोंमें यह जोव प्रपने प्रज्ञादोषसे प्रनादिसि ठहरता चला आया है । 
३-अपने स्वरूपकी सुध रूप प्रज्ञागुणासे यह प्रात्मा रागढ्वेंघ।दिस हट सकता है। ४-रागद्वेषादि 
विकारसे हटकर ही यह प्रात्मा अपने प्रापकों अपने दर्शनज्ञानचारित्रमें स्थित कर सकता 
है । ५-ज्ञानी पुरुष प्रन्यत्र चित्त न देकर एकाग्रतासे दर्शन ज्ञान चारित्रस्वरूपका ही ध्यान 
करता है । ६-न्नानो पुरुष समस्त करममचेतना व कर्मफलचेतनाके परिहारसे शुद्धज्ञान चेतनामय 
हुआ है सो वह दर्शन ज्ञान चारित्रस्वरूपको हो चेतता रहता है । ७-प्रात्माका नाम ब्रह्म 
है जिसका संकेत है कि आत्मा गुसणोंके द्वारा बढ़ता रहता है स्वगुणवृ क्वाति इति ब्रह्म । 
८- अपने ब्रह्मस्वभाववशसे प्रतिक्षण गुशोमें बढ़-बढ़कर उन परिण्मामोमें तन्मय होकर ज्ञानी 
दम तज्ञानचारित्रस्वरूपमे ही विहार करता है भ्र्थात्‌ उपयोग रमाये रहता है| ६- ज्ञानस्वरूप 
एक अचल गअः््मतत्त्वमें उपयोग रखने वाला ज्ञानी यद्यपि ज्ेयरूपसे सब श्रोरसे परद्रव्य 





६५४ सम्यसार 


समयस्य सारमचिरान्नित्योदयं विदति ॥२४०॥ ये त्वेनं परिहत्य संवृत्तिपथप्रस्थापितेनात्मना 
लिये द्रच्यमये वहन्ति ममतां तत्त्वावबोधच्युता: । नित्योद्योतमखंडमेकमतुलालोक॑स्वभावप्र- 
भाप्राग्भारं समयस्य सारममलं नाद्यापि पश्यंति ते ॥२४१॥ ।।४१२॥ 
ज्लेय चेतस्व-आज्ञार्थ लोटू मध्यम पुरुष एक० | तत्य तत्र एव-अव्यय । णिच्च नित्य-अव्यय मा-अब्यय । 
विहरसु विहर-आज्ञार्थे लोट मध्यम पुरुष एक० क्रिया ! अण्णदव्वेसु अन्यद्रव्येषु-सप्तमी बहुवचन ।।४१२॥। 





पे रब०८मञकन फेक सक) ८७ 


ग्रात्मामे दौड़ आये याने कलक रहे तो भी उन सर्व परद्रव्योंमें फलकोमें रंच भी विहार नही 
करता याने उपयोग नहीं रमाता । 

सिद्धान्त-- १- उपाधिनिरपेक्ष शुद्धद्रव्यमे ज्ञानमात्र अन्तस्तत्त्वममें उपयोग रमाना 
मोक्षमार्ग है। २- द्रव्यलिड्भको मोक्षमार्ग कहना उपचार है | 

हृष्टि-- (- उपाधिनिरपेक्ष शुद्धदरव्याधिकनय, शुद्धभावनापेक्ष शुद्ध द्रव्याथिकनय (२१, 
रश्ब) | २- एकजात्याधारे भन्‍्यजात्याधेयोपचारक व्यवहार (१४२) । 

प्रयोग--केवल ज्ञानवृत्ति बनाये रहनेके लिये ज्ञानमात्र शुद्ध प्रन्तस्तत्त्वका ग्रभेदविधि 
से ध्यान करना ॥४१२॥ 

भ्रब उक्त गाथासंकेतको स्पष्ट कहते हैं-- [ये] जो पुरुष [पाखंडिलिगेषु] पाखंडी 
लिगोंमें [वा] प्रथवा [बहुप्रकारेषु गृहिलिगेश्रु वा] बहुत भेद वाले गृहस्थ लिगोमें [ममत्व] 
ममता [कुर्वंति] करते हैं श्र्थात्‌ हमको ये ही मोक्षके देने वाले है ऐसी ग्रास्था रखते है 
[ते] उन पुरुषोंने [समयसारः]| समयसारको [न ज्ञातः] नही जाना । 

तात्पर्थ--जो द्रव्यलिगसे ही मुक्ति मानकर भ्रन्तस्तत्त्वके ग्रालम्बनका ध्येय छोड़ देते 
हैं वे समयसार परमतत्त्वसे बिल्कुल भ्रनभिज्न हैं । 

टोकार्थ--जो पुरुष निश्चयतः मैं श्रमण हूं, अथवा श्रमणका उपासक हूं; इस तरह 
द्रव्यलिगमें ममकार करके भिथ्या श्रहंकार करते है, वे प्रनादिसे चले आये व्यवहारमें विमृढ 
हुए प्रौ़ विवेक वाले निश्चयनयकों नही पाते हुए परमार्थतः सत्या्थभगवान ज्ञानरूप समय- 
सारको नहीं देखते । भावार्थ--जो ग्रनादिकालीन परद्रव्यके संयोगसे व्यवहारमे मोहो है वे 
ऐसा जानते हैं कि यह बाह्य महात्रतादिरूप भेद ही हमको मोक्ष प्राप्त करायेगा, परन्तु जिससे 
भेदज्ञानका जानना होता है ऐसे निश्वयनयकों नही जानते, उनके सत्यार्थपरमात्मरूप शुद्ध 
ज्ञानमय समयसारकी प्राप्ति नहीं होती । 

भ्रब इसी अ्र्थमों कलशहूप काव्यमे कहते है--व्यवहार इत्यादि । श्रर्थ--जों लोक 
व्यवहारमें ही मोहित बुद्धिवाले है वे परमार्थकों नहीं जानते । जैसे लोकमें तुष (भूषा) के 


स्वविशुद्ध शनाधिकार ६५१४ 


पाखंडीलिंगेसु व गिहिलिंगेसु व बहुप्पयारेसु । 


कुब्बंति जे ममतं तेहि ण्‌ णायं समयसारं ॥०११॥ 
पाखण्डो लिज्भोंमें, तथा विविध सब गृहस्थ लिज्टोंमें । 
जो मसत्व करते उन को न समयसार ज्ञात हुप्रा ॥।४१३॥ 
पाखंडिलिंगेप्‌ वा गृहिलिंगेषु वा बहुप्रकारेषु | कुर्वति ये ममत्व तेने ज्ञात: समयसार: ॥| ४१३ ॥ 
ये खलु श्रमणो5हूं श्रमणोपासको5हमिति द्रव्यलिगममकारेश मिथ्णहुद्धु।रं कुव॑न्ति 
तेडनादिरूढव्यवहारविमृढा: प्रौढविवेक॑ निश्चयमनारूढा: परमार्थंसत्य भगवंत समयसारंन 


नामसंज्ञ- पाखडीलिंग, व, गिहिलिग, व, बहुप्पयार, ज, ममत्त, त, ण, णाय, समयसार | धातु 
संज्ञ - कुव्य करणे, ज्ञा अवबोधने । प्रातिषदिक- पाखप्डिलिग, वा, गृहिलिग, व, बहुप्रकार, यत्‌, ममत्व, 
तत्‌, न, ज्ञात । मुलघातु-डुकृत करणे, ज्ञा अवबोधने | पदविवरण--पाखडीलिगेसु पखण्डिलिगेषु गिहि- 


ही ज्ञानमे विमुग्ध बुद्धि वाले तुपको ही सचित करते है वे तंदुलको नहीं सचित करते है । 
भावार्थ--जो व्यवहारमें ही मूृढ़ हो रहे है ग्रर्थात्‌ शरीरादि परद्रव्यकों ही ग्रात्मा जानते हैं 
वे परमार्थ आत्माकों नही जानते । 

ग्रागे इसी अर्थकों काव्यमे दृढ़ करते है--द्रब्यलिग इत्यादि । श्रथ्थे- द्रव्यलिगके 
मोहसे अंधे हुए पुरुषोके द्वारा समयसार नहीं देखा जा सकता; क्योकि इस लोकमें द्रव्यलिंग 
तो भ्रन्यद्रव्यसे होता है श्रौर एक यह ज्ञान अपने ग्रात्मद्रव्यसे होता है । भावार्थ -जो द्र॒व्य- 
लिगको ही अपना मानते है वे मोहान्ध है | 

प्रसंगविवरण-- ग्रनन्तरपूर्व गाथामें देहादिविषयक रागद्वेषादिसे हटाकर दर्शनज्ञान- 
चारित्रस्वरूप साक्षात्‌ मोक्षमार्गमे उपयुक्त कराया था। भ्रब इस गाथामे उसी मार्गकी हृढताके 
लिये बताया है कि जो साक्षात्‌ मोक्षमार्गसे हटकर द्रव्यलिज्रोमें ममत्व करता है उसने समय- 
सार ही नही जाना, फिर उसका बल्पाण होगा ही केसे ? 

तथ्यप्रकाश--१- में मुनि हु इस आ्राशयमें द्रव्यलिजजुके प्रति हृढ़ ममत्व बसा हुमा 
है । २-मैं श्रमणोपासक हू, श्रावक हूं इस झ्राशयमे भो श्रावकवेशहूप द्रव्यलिड्भरमें हढ़ ममत्व 
बसा हुआ है । इ३-द्रव्यलिड्भमें ममत्व होनेसे मिथ्या अ्रहंकारकी वृत्ति जग्तो रहती है । 
४-वेशमें प्रहंकार करने वाले मुग्ध पुरुष विवेकसे च्युत रहते है। ५- द्रव्यलिड्भधकी ममता 
वाले मिथ्याहंकारी अविवेकी पुरुष परमार्थसत्य भगवान समयसारकों निरख नहीं सकते । 
६- जो व्यवहारभे ही विमूढ हो गये हैं वे परमार्थ सहजात्मस्वहूपपर दृष्टि भी नही कर 
पाते । ५-सहुजात्मस्वरूपको दृष्टि, प्रतीति, रुचि, प्रनुभूति बिता मोक्षमागंका प्रारम्भ भी नहीं 


६श्द्द समयसार 


पश्यंति ॥ व्यवह्रविमृदह्ष्टयप: परमार्थ कलयंति नो जना: । तुषबोधविभुग्धबुद्धपः कलयंतीह 
तुषं न तंडुलं ॥२४२॥ द्रव्यलिगममकारमीलितै: हृश्यते समयतप्तार एवं न। द्र॒व्यलिगमिह 
यत्किलान्यतो ज्ञाममेकमिदमेव हि स्वतः ।।२४३॥ ॥ ४१३ ॥। 

' लिगेसु गृहिलिगेषु बहुप्पयारेसु बहुप्रकारेषु-सप्तमी बहु०। कुव्व॒ति कुवेन्ति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष बहु० 

क्रिया , जे ये-प्रथमा बहु०। ममत्तं ममत्वं-द्वि० ए०। तेहि तै-तृ० बहु०। ण॑ न-अव्यय । णाय॑ श्ञात:- 
प्रथमा एक० कृदन्त क्रिया । समयसारं समयसार.-प्रथमा एक ० | ४१३ ॥। 


3० रन लग नेक 3१ उनका ५५+->-+-+मनननन नीजननननम तन नम यिक निया कमला 








होता । ८-मैं केवल चैतन्यमात्र ग्रात्मपदार्थ हुं इस ग्राशयमें ज्ञानका शुद्धपकाश है । ६-आंन 
प्रकाश स्वसे होता है, द्रव्यलिज्भ परसे भ्र्थात्‌ देहसे होता है, प्रत: ज्ञानप्रकाशरूप मोक्षमागंका 
मिलन द्रव्यलिड्रसे नहीं । 

सिद्धान्त--१-प्रात्माके प्रात्मीय पुरुषाथ॑से शुद्धात्मत्वकी सिद्धि होतो है । 

हेष्टि-- १-पुरुषकारनय (१८३) । 

प्रयोग--शुद्धात्मत्वकी प्रकटताके लिये देहवेशहृष्टि न रखकर चेतन्यमात्र शुद्धात्मस्व- 
स्वरूपको ही उपयोगमें बनाये रहना ॥॥४१३॥ 

ग्रब कहते है कि व्यवह्रनय तो मुनि श्रावकके भेदसे दो प्रकारके लिगोंकों मोक्षमार्ग 
कहता है प्रोर निश्वयनय किसी लिगकों मोक्षमार्ग नही कहता--व्यावहारिकः सयः] व्यव- 
हारनय [दे लिगे भ्रपि] मुनि श्रावकके भेदसे दोनो ही प्रकारके लिगोकों [मोक्षपये भराति] 
मोक्षमार्ग कहता है [पुनः] झौर [निश्चयनय:| निश्चयनय [सर्वलिगानि | सभी लिगोंकों 
मिक्षपथे न इच्छति] मोक्षमार्गमें इश्ट नही करता । 

तात्पयं---मुनि और श्रावक वेशको व्यवहारसे ही मोक्षमार्ग बहा गया है, निश्वयनय 
से कोई भो वेश मोक्षमार्ग नहीं है, सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्षमार्ग है । 

टीकार्थ-- मुनि और उपासकके भेदसे दो प्रकारका लिडु मोक्षमाग्गं है जो ऐसा 
कहना है वह केवल व्यवहार हो है परमार्थ नहीं है, क्योंकि उस व्यवह्ारनयके स्वयं श्रशुद्ध 
द्रव्यका भ्रनुभवस्वरूपपना होनेपर परमारथंपनेका अ्रभाव हैं। तथा मुनि ओर श्रावकके भेदसे 
भिन्न दर्शन ज्ञान बारित्रकी प्रवृत्तिमात्र निर्मलज्ञान ही एक है, ऐसा निमंल जो ग्रचुभवन है 
बही परमार्थ है। क्योंकि ऐसे ज्ञानके ही स्वयं शुद्धद्रव्यरूप होनेका स्वरूपपना होनेपर परमाथ॑- 
पना है । इसलिये जो पुरुष केवल व्यवहारकों ही परमार्थबुद्धिसे अनुभवते हैं वे समयसार 
का अनुभव नहीं करते, जो परमार्थेका हो परमार्थवी बुद्धिसे अनुभव करते है वे हो इस 
समयसारको ग्रनुभवते है। भाबाथे--व्यवहारनयका विषय भेदरूप प्रशुद्धद्रब्य प्रौर निश्चय- 





सवंविशुद्धज्ञानाधिकार ६५७ 


बवहारिश्रो पुण णथ्रो दोण्णिवि लिंगाणि भणद मोक्खपहे। 
गिच्छयणओ ण्‌ इच्छह मोक्खपहे स्वलिंगाणि ॥ ४१४ ॥ 


व्यवहारनय बताता, दोनों हो लिड्डः मोक्षके पथ हैं । 


निश्चय सब लिड्भोंको, शिवपयमें इष्ट नह करता ॥॥४१४।॥ 
व्यावहारिक: नय: पुन: दे अपि लिगे भणति मोक्षपथे | निश्वयनयः न इच्छति मोक्षपथे सर्वेलिगानि ।। 


यः खलु श्रमणश्रमणोपासकभेदेन द्विविधं द्रव्यलिंगं मोक्षमार्ग इति प्ररूपणप्रकार: स 
केवलं व्यवहार एवं, न परमार्थस्तस्य स्वयमशुद्धद्रव्यानुभवनात्मकत्वे सति परमार्थत्वाभावात्‌ । 
यदेव श्रमणश्रमणोपासकविकल्पातिक़ांतं हशिज्ञप्तिवृत्तप्रयृत्तिमात्र शुद्धज्ञाममेवेकमिति निस्तुष- 
संचेतनं परमार्थ:, तस्येव स्वयं शुद्धद्रव्यानुभवनात्मकत्वे सति परमार्थत्वात्‌ । ततो ये व्यवहार- 


नामसंज्व--ववहारिओ, पुण, णअ, दु, वि, लिग, मोक्खपह, णिच्छयणअ, ण, मोक्खपह, सब्वलिंग । 
धातुसंज्ञ--भण कथने, इच्छ इच्छायां | प्रातिपदिक--व्यावहारिक, पुनर्‌, नय, द्वि, अपि, लिज्ड, मोक्षपथ, 


नयका विषय ग्रभेदरूप शुद्ध द्रव्य परमार्थ है । जो व्यवहारकों ही निश्चय मानकर प्रवत॑न 
कर रहे हैं उनको समयसारकी प्राप्ति नही है, भर जो परमार्थवो परमार्थ जानते हैं उनको 
समयसारको प्राप्ति होती है श्रौर वे ही मोक्ष पाते हैं । 

भ्रब काव्यमें कहते है कि बहुत कहनेसे क्‍या लाभ, एक परमार्थेंका ही चितवन 
करना---अभ्रलसल इत्यादि । भ्रथें-- बहुत कहनेसे श्लौर बहुतसे दुविकल्पोंसे बस हो ग्रो, उनसे 
कुछ लाभ नहीं । एक परमार्थंका हो निरन्तर श्रतुभवन करना चाहिये | क्योंकि वास्तवमें 
झपने रसके फेलावसे पूर्ण ज्ञानके स्फुरायमान होने मात्र समयसार याने सहज परमात्मतत्त्वके 
सिवाय भ्रन्य कुछ भी सार नही है। भावाथं--परमार्थतः पूरा ज्ञानस्वरूष प्रात्माका प्रनुभव 
करना हो समयसार है । 

ग्रब इस समयसार ग्रंथकी पू्णोताका संकेत करते है--इदमेक॑ इत्यादि । अर्थ - आ्रान- 
न्दमय विज्ञानघनको प्रत्यक्ष करता हुआ्ला यह एक अक्षय जगच्चक्षु पूर्ताको प्राप्त होता है। 
भावाथें---यह समयप्राभुतग्रंथ वचनरूप तथा ज्ञानरूप दोनों ही प्रकारसे भ्रद्वितीय नेश्रके समान 
है, क्योंकि जैसे नेत्र घटपटादिको प्रत्यक्ष दिखलाता है बसे यह भी शुद्ध प्रात्माके स्वरूपको 
प्रत्यक्ष ग्रनुभवगोचर दिखलाता है । 

प्रसंगविबरण--श्रनन्तरपूर्व गाथामें बताया गया था कि द्रव्यलिजुमें ममत्व करने 
बालोंने समयसार ही न जान पाया । श्रब इस प्रसंगकी झ्न्तिम गाथामें बताया है कि व्यव- 
हारनय तो मुनिलिज्भ व भावलिड्ध दोनोंको मोक्षमार्ग इष्ट करता है, किन्तु निश्चयनय किसी 


६५५८ समयसार 


मेव परमार्थबुद्धया चेतयंते ते समयसारमेव न चेतयंते । य एवं परमार्थ परमार्थबुद्धधा चेतयंते 
ते एव समयसारं चेतयंते ॥ प्रलमलमतिजल्पैदुविकल्पे रनल्परयमिह परमार्थ श्चिन्त्यतां नित्य- 


मेक: | स्वरसबिसरपृणज्ञानविस्फूर्तिमात्रान्न खलु समयमारादुत्तरं किचिदस्ति ॥२४४॥ इदमेकं 
जगच्चक्षु रक्षयं याति पूर्णंतां | विज्ञानधनमानंदमयमध्यक्षता नयत्‌ ॥२४५॥ ॥ ४१४ ॥। 

निशचयनय, न, मोक्षपथ, स्वंलिज्धभ । मूलघातु-भण शब्दार्थ, इषु इच्छायां। पदरविवरण--ववहारिओ 
व्यावहारिक: णओ नय:-अ्रथमा एक० । पुण पुनः-अव्यय । दोण्णि-ह्ितीया बहु० । द्वेनद्वितीया द्विवचन । 
वि अपि-अव्यय । लिगाणि-द्वि० बहु०। लिझ्ज-द्वि० द्विचचन | भणइ भणति-वर्तमान लटू अन्य पुरुष 
एकबचन क्रिया | मोक्‍्खपहे मोक्षपथे-सप्तमी एक०। णिच्छुयणओ निरचयनयः-प्रथमा एक०। ण॑ त- 


अव्यय । इच्छुइ इच्छेति-वर्तमान लटू अन्य पुरुष एकवचन क्रिया । मोवखपहे मोक्षपथे-सप्तमी ए०। सब्ब- 
लिगाणि स्वेलिगानि-द्वितीया बहुबचन ।४१४॥ 


लननननन+न-»े-न+नबननननीकनम सन + तीीफिनकमनीननकन-नानण जनम (न 


भी लिझ्ुको मोक्षमागं नही मानता । 

तथ्यप्रकाश-- (१) द्रव्यलिज्भके बिना मोक्ष नही, द्रव्यलिडुसे मोक्ष नहीं। (२) 
समस्त परिग्रहोंका पूर्ण त्याग होनेपर जो देहमातन्र रहता है वह मुनिलिज्भ है। (३) परिग्रह 
का परिमाण कर ब्रतोंका पालन करते हुए जो भेष रहता है वह श्रावकलिज्भ है । (४) कोई 
बाह्य परिग्रहका त्याग न करे, द्वव्यलिग घारण न करे और भ्रन्तरंग परिग्रह कषाय छूट जाय, 
यह नहीं हो सकता । (५) कोई बाह्य परिग्रहका त्याग कर दे उसके भ्रन्तरंग परिग्रह कषाय 
छूट ही जाय, यह नियम नही है | (६) व्यवहारनय कहता है कि श्रमण और श्रमणोपासक 
ऐसे दो प्रकारके द्रव्यलिज्भ मोक्षमार्ग है। (७) निश्चयनयके मतमे दोनों ही प्रकारके द्रव्य- 
लिड्भ मोक्षमाग नही है । (८५) व्यवहारका विषय भेद, संयोग, उपचार, निमित्तनैमित्तिक 
व श्राधाराधेय सम्बन्ध ग्रादि है, अतः केवल परिपूर्णो एक द्रव्यको न देखनेसे व्यवहार अ्रपर- 
मांथं है। (६) द्रव्यलिज्र श्र्थात्‌ देहलिड्र मोक्षमार्ग है यह प्ररूपण व्यवहार है, परमार्थ 
नहीं । (१०) द्रव्यलिज्धके विकल्पसे अ्रतिक्रान्त दर्शनज्ञानचारित्रस्वरूप शुद्ध ज्ञान हो एक मैं 
हूं, इस प्रकारका निर्मेल भ्रभेद अनुभव मोक्षमार्ग है यह परमार्थ है। (११) जो व्यवहारको 
ही परमार्थ समझ लेते है वे समयसारकों नही प्रनुभव सकते । (१२) जो परमार्थकों हो पर- 


मार्थबुद्धिसे प्रनुभवते है वे समयसारकों प्रनुभवते है। (१३) समयसारसे श्रर्थात्‌ सहनात्मस्व- 
रूपसे प्रधिक उत्डृष्ट तत्त्व श्रन्य कुछ नही है । 

सिद्धान्त-- (१) रलत्रयभाव केवल एक स्वद्रव्यके भ्रनुभवरूप होनेसे परमार्थ मोक्ष- 
मार्ग है) (२) द्रव्यलिग परद्रव्यका परिणमन होनेसे प्रात्माका मोक्षमागं नहीं । 

दृष्टि-- १- शुद्धभावनापेक्ष शुद्ध द्रव्याधिकनय । २- परद्रव्यादिग्राहुक द्रव्याधिकनय 
(२४ब, २६) । 











सवंविशुद्धश्ञानाधिकार ६५६ 


जो समयपाहुडमिणं पढिहणं अत्थतचंदों णाउं । 
अत्थे ठाही वेया सो होही उत्तमं सोक्खे ॥४१५॥ 


जो भि समयप्राभृतको, पढ़कर सत्यार्थ तत्््वसे लखकर । 


भ्र्यंसध्य ठहरेगा, यह सहजानन्दमय होगा ॥४१५॥ 
यः समयप्राभृतमिदं पठित्वा अथतत्त्वतो ज्ञात्वा | अर्थे स्थास्यति चेतयिता स भविष्यत्युत्तम सौख्य ।॥४१५॥। 
यः खलु समयसारभूतस्य भगवत: परमात्मनो&्स्य विश्वप्रकाशकत्वेन विश्वसमयस्य 


नमसंज्ञ-ज, समयपाहुड, इम, अत्थतच्चदो, अत्थ, चेया, त, उत्तम, सोक्‍्ख । धातुसंज्ञ -पढ़ 
पठने, जाण अवबोधने, द्वा गतिनिवृत्ती, हो सत्ताया | प्रातिपदिक--यत्‌, समयप्राभूत, इृदम्‌, अर्थ॑तत्वत:, 
अथथ, चेतयितृ, ततू, उत्तम, सौख्य | मूलधातु--प5 पठने, ज्ञा अवबोधने, ष्ठा गतिनिवृत्तौ, भू सत्तायां । पद- 
विवरण--जो य.-प्रथमा ए० । समयपाहुडं समयप्राभृत-द्वि० ए० । इणं इदमु-द्विं० ए० । पडिहु्ण पठित्वा- 





प्रयोग--मोक्षलाभके लिये मुनिलिज्भ धारणा कर उस देहलिडुसे उपेक्षा कर दर्शन- 
ज्ञानचारित्रवृत्तिमय शुद्ध ज्ञानघन भ्रात्मतत्त्वमें उपयोग करना ॥| ४१४ || 

भ्रब पूज्य श्रीकुन्दकुन्दाचार्य इस ग्रंथकों पूर्णों करते समय इसकी महिमाके रूपमें 
पढ़नेके फलकी गाथा कहते हैं--[यः चेतयिता] जो चेतयिता पुरुष (भव्यजोब) [इदं समय- 
प्रामृतं पठित्वा] इस समयप्राभृतको पढ़कर |प्रथ॑तस्तत्त्वतः ज्ञात्वा] भर्थसे श्रौर तत्त्व्से जान 
कर [अर्थे स्थास्यति] इसके प्रथमें ठहरेगा [सः] बह [उत्तम सौढयं मविष्यति] उत्तम सुख- 
स्वरूप होगा । 

तांत्पर्य--जों भव्य जीव समयसारके वाच्य समयसारमें स्थित होगा वह उत्तम सुख- 
स्वरूप होगा । 

टीकार्थ --जो भव्य पुरुष निश्ययतः समयसारभूत भगवान परमात्माका विश्वप्रका- 
शकपना होनेके कारण विश्वसमयका प्रतिपादन करनेसे स्वयं शब्दब्रह्मस्वरूप इस शास्त्रकों पढ़ 
करके विश्वप्रकाशनमें समर्थ परमार्थभूत चित्प्रकाशस्वरूप आ्रात्माको निश्चित करता हुआ भप्र्थ 
से श्रोर तत्वसे जानकर इसी अर्थभूत भगवान एक पूर्णविज्ञानघन परमन्रह्ममें सवेपौरुषसे स्थित 
होगा वह साक्षात्‌ तत्क्षण प्रकट होने वाले एक चैतन्यरससे परिपूर्ण स्वभावमें सुस्थित भ्रौर 
निराकुल होनेसे परमानन्दशब्दवाच्य उत्तम श्रनाकुलत्व लक्षण वाला सौख्यस्वरूप स्वयं ही 
होगा । भावा्थ--यह समयप्राभुतनामक शास्त्र समयको याने पदाथे व ग्रात्माकों कहने वाला 
है । जो इस शास्त्रकों पढ़कर इसके यथार्थ श्रर्थमें ठहरेगा वह परमब्रह्मको अनुभवेगा ॥ इसोसे 


६६० समयसार 


प्रतिपादनात्‌ शब्दब्रह्मायमाणं शास्त्रमिदमधीत्य विश्वप्रंकाशनसमर्थपरमाथंभूतचित्म्रकाशरूपं 
परमात्मानं निश्चिन्चन्‌ श्र्थतस्तत्वतश्ब परिच्छिद्य भ्रस्यैवांभूते भगवति एकस्मिन्‌ पूरों 
विज्ञानघने परमब्रह्मशि सर्वारंभेण स्थास्यति चेतयिता, स॒साक्षात्तत्क्षणविजुम्भभाणचिदेकरस- 


असमाप्तिकी क्रिया । अत्यतच्चदो अर्थतत्त्वतः-पंचम्यर्थें तद्धितप्रत्ययन्त अव्यय । णाउ ज्ञात्वा-असमाप्ति- 
की क्रिया । अत्ये अर्थे-सप्तमी एक० । ठाही स्थास्यति-भविष्यति लूट अन्य पुरुष एकबचन क्रिया। चेया 


वरंकदकरं कक हे अल के बे ++०+-+-+न्‍_तऊ_ 


परमानन्दमय स्वात्मीक, स्वाधीन, बाधारहित (भ्रविनाशी) उत्तम सुखको प्राप्त करेगा। इस- 
लिए हे भव्य पुरुषों ! भ्रपने कल्याणके लिए इसको पढ़ो, सुनो, निरन्तर इसीका ध्यान रखो, 
जिससे कि भ्रविनाशी सुखकी प्राप्ति होवे । 
झ्ब इस सर्वविशुद्ध ज्ञानके मधिकारकी पुरंताका वचन इस कलशरूप श्लोकमें कहते 
हैं--इतीदं इत्यादि । प्रथं---इस प्रकार यह प्रात्माका तत्त्व भ्रखण्ड, एक, भ्रचल, स्वसम्वेद्, 
झ्रबाधित ज्ञानमात्र ही भ्रवस्थित होता है। भावा्थं-ज्ञानार्थ श्रात्माका निजस्वरूप ज्ञान हो 
कहा है । यद्यपि प्रात्मामें प्रनन्‍्त घमम हैं तथापि उनमें कोई तो साधारण हैं सो वे अ्रतिव्याप्ति 
स्वरूप है, उनसे भ्ात्मा पहचाना नहीं जाता तथा कोई पर्यायाश्रित है किसी भ्रवस्थामें होते 
हैं, किसीमें नहों हैं इसलिए वे भ्रव्याप्तिस्वहूप हैं, उनसे भी श्रात्मा नहीं पहचाना जाता । 
तथा चैतन्य यद्यपि शाश्बत लक्षण है तो भो शक्तिमात्र है, प्रतः वह भ्रदृष्ट है, हाँ उसका व्यक्त 
रूप दर्शन शोर शान हैं । उनमेंसे ज्ञान साकार है, प्रगट भ्रनुभवगोचर है; इसी कारण ज्ञानके 
द्वारा ही आत्मा पहचाना जाता है। प्रतएवं इस ज्ञानको ही प्रधान करके प्रात्मतत्त्व कह 
गया है । यहाँ ऐसा नहीं समभना कि जो प्रात्माको ज्ञानमात्र तत्त्व कहा है सो इतना हो 
परमार्थ है, भ्रन्य गुण मूठे हैं, भात्मामें नही है। तथा ऐसा भी न समभना कि वे सब गुण 
स्वतन्त्र सत्‌ हैं उनका समूह प्रात्मा है । किसी प्रकारका एकान्त भ्रभिप्राय रखकर कोई मुनि- 
ब्रत भी पालन करे तथा कल्पित स्वरूपमे आात्माका ध्यान करे तो भी मिथ्यात्व नही छूटता । 
मन्द कषायके निमित्तसे भले ही किसीको स्वर्ग प्राप्त हो जावे, परन्तु समयसार प्रन्तस्तत्त्वका 
धाश्रय लिये बिना मोक्षका साधन नहीं होता । ग्रतः स्याद्वादसे सिद्ध तत््वको ही यथार्थ सम- 
मना चाहिये । 
प्रसंगविवरण - भ्रनंतरपूर्व गाथा तक परमपूज्य श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवने समयप्राभृत 
ग्रन्यफो रचना को । प्रब इस अन्तिम गाथामे इस ग्रन्थके भ्रध्ययन मननका फल बताया है। 
तथ्यप्रकाश-- ( १) यह समयप्राभृत ग्रन्थ शब्दब्रह्मस्वरूप है, क्योकि यह ग्रंथ विश्व- 
समय श्रर्थात्‌ समस्त द्रब्यका प्रतिपादक है । (२) समयप्राभृत विश्वसमयप्रतिपादक है, क्‍योंकि 


सर्वबिशुद्धज्ञानाधिकार ६६१ 


निर्भरस्वभावसुस्थितनिराकुलात्मरूपतया परमानंदशब्दवाच्यमुत्तममनाकुलत्वलक्षणं सौखूय॑ स्व- 
मेव भविष्यतोति ॥ इतीदमात्मनस्तत्त्वं ज्ञानमाश्रमवस्थितं | भ्रखंडमेकमचल स्वपंवेद्यमबा* 
घितं ॥२४६॥| ॥ ४१५ ॥ 
इति श्रोमदर्भृतचंद्रसुरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातो 
सर्वविदुद्धज्ञानप्ररूपषको नवमोउडू:: ॥ ८ ॥ 


चेतयिता-प्रथमा एकवचन । सो सः-प्रथमा एक० | होही भविष्यति-भविध्यत्काले लुद अन्य पुरुष एक 
वचन क्रिया। उत्तमं-प्रथमा एकबचन । सोक्खं सौख्य-प्रथमा एकवचत || ४१५ ॥ 





ग्रन्थ विश्वको जानने वाले भगवान परमात्माके स्वरूपका दर्शक है। (३) भगवान परमात्म 
कार्यसमयसार है, भगवान प्रात्मा प्रोध कारणसमयसार है, क्षीणमोह वीतराग अन्तरात्म) 
समुचित कारणसमयसार है, समयप्राभृतग्रंथ परमागम समयसार है। (४) समयसार ग्रंथका 
ग्रथंसे प्रध्ययन करनेपर समयसार ग्रात्मतत्त्वका ज्ञान होता है । (५) समयसार ग्रन्यका भाव- 
भासनासे अध्ययन करनेपर समयसार प्रात्मतत््वका सानुभव सम्यग्श्ञान होता है । (६) समय- 
सारको भ्रथंसे व तत्त्वसे जानकर ज्ञानघन परमब्रद्म अन्तस्तत््व समयसारमें जो स्थित होता 
वह अ्लोकिक सहज परम झानन्दस्वरूप होता है। (७) ग्रखण्ड भ्रचल श्रबाधित स्वसंवेद्य 
ज्ञानमांत्र भ्रन्तस्तत्व्समयसार है। (५८) प्रानन्दमय विज्ञानघन प्रात्मस्वरूपको स्पष्ट दर्शाता 
हुआ यह जगच्चक्षु समयसार ग्रन्थ पूर्णाताको प्राप्त होता है। (६) ग्रानन्दमय विजश्ञानधन परम- 
ब्रह्मको प्रत्यक्ष दिखाता हुआ यह जगच्चक्षु सम्यग्जञान भ्पने सहजविलाससे भरपूर होता है । 

सिद्धान्व-- (१) समयसार प्रभेद चेतन्मस्वरूप है। (२) कारणसमयसारके पग्राश्नय 
से कार्ययमयसार होता है । 

हृष्टि-- १-भेदकल्पनानिरपेक्ष घुद्ध द्रव्याथिकनय (२३) । २-शुद्धनिश्वयनय (४९६) । 

प्रयोग--झलौकिक स्वाधीन सहज आनन्द पानेके लिये समयसार ग्रंथका श्रथेसहित 
व भावभासनासहित ग्रध्यपत मनन करके शुद्ध अरन्तस्तत्त्वकी दृष्टिके बलसे ज्ञानधन प्रात्मस्व- 
रूपको ज्ञानमें बनाये रहना ।। ४१५ ॥ 

इति पृज्यश्रीमत्कुन्दकुन्दाचायविरचित समयसारपर व पूज्यश्रीमद्मृतचंद्रसूरिविरचित 
ग्रात्मर्याति टीकापर सर्वविशुद्ध ज्ञानाधिकारकी 
॥ श्रोमत्सहुजानन्दविरचित सप्तदशाड्भरी टीका समाप्त ॥। 


22% 





फ्र समयसारस्य अकाराविक्रमेण गाथासची ५# 


अ 
अज्ञझवसाणनिप्तित्त जीवा 
अज्ञवसिदेण बंधो सत्ते 
अट्टुवियप्पे कम्मे णोकम्मे 
अट्टुबिहूं पि य कम्म सव्व 

' अध्णदविएण अण्णंदवियस्स 
भण्णाणमओं भावों अणाणिणों 
भ्षण्णाणमया भावा अण्णाणों 
अण्णाणमया मावा अणाणिणों 
भष्णाणमोहिदमदी मज्यमिणं 
अ्रण्णाणस्स से उदओं ज॑ भीवाण 
«एणाणी कम्मफल पयडि 
भ्रण्णाणी पुण रत्तो सब्वदब्वेसु 
अण्णों करेइ अण्णो परिमु जइ 
अत्ता जस्सामुत्तो ण हु सो 
अपडिक्कमर्ण दुबिह अपच्चखाणं 
अपडिक्कमण दुविह दब्बे भावे 
अपरिग्गहों अणिच्छो भणिदों 
अपरिग्गह्दो अणिच्छो भणिदों 
अपरिग्गहो अणिच्छो भणिदो 
अपरिग्गहों अणिच्छो मणिदो 
अपरिणमंतहि सय॑ जीवे कोहादिएर्हि 
अप्यडिकमण अप्पडिसरण 
अप्पाणमप्पणा रघिऊण दो 
क्षप्पाणमयाणता मूढा दु 
अप्याणमयाणतो अणप्पय चावि 
श्रप्पा णिल्चो असंज्लिज्जपदेसों 
झप्पाण झायंतो दसणणाणमओं 
अरसमसख्यमगंध अव्बत्तं 
अवरे अज्ञवसाणेसु तिव्वमदा 
भसुहूं सुहू व दव्ब ण त॑ भणई 
श्रसुहूं सृह व रूव॑ ण त॑ भणइ 
असुद्टों सुहो ब मधो ण त॑ भणइ 
असुहो सुहदी व गुणो ण ते भणद 
असुहो सुहो व फासो ण त॑ भणई 
असुद्दो सुह्दो व रसतो ण तं भणइ 


गा. सं. 


२६७ 
२६२ 
१८२ 

है. 4 
३७२ 
१२७ 
१२६ 
१३१ 

२३ 
१३२ 
३१६ 
२१६ 
३४८ 
४०४ 
श्षरे 
श्घढ 
२१० 
२११ 
२१२ 
२१३ 
१२२ 
३०७ 
१८७ 

३६ 
श्ण्२ 
३४२ 
१5६ 

डह्‌ 

४० 
३८९१ 
३७६ 
३७७ 
३८० 
३७६ 
३७८ 


पू.सं. 


४५६ 
है 8.६] 
३२७ 
१०४ 
५६६ 
२४० 
२४२ 
र्डंड 

द्ड 
२४७ 
१३६ 
३६४ 
५६६ 
६४४ 
४प४ 
इंपो 
३७६ 
३८१ 
शैेणर 
इेपड 
२३५ 
५२० 
३३६ 

६५ 
३६० 
अश०६ 
३२६ 
१६१० 

६ 
६०५ 
६०४ 
घ्ण्ड 
ह्०्ड 
६०४ 
६०४ 


असुहो सुहो व मह्दो ण त भणइ 
अह जाणओ उ भावों णाणसहावेण 
बह जीबो पयड़ी तह पुग्गल दब्ब 
अह ण पयडी ण जीवो पुग्गलद॒ब्ब 
अह्‌ दे अण्णो कोहो अण्णुव - 
अहमिक्को खलु सुद्धो दसणणाण 
अहमिक्को खलु सुद्धों णिम्ममओ 
अहमेदं एदमह अहमेदस्सेव 
अहवा एसो जीवो पृग्गलदब्वस्स 
अहवा मण्णसि मज्क अप्पा अप्पाण 
अह सयमप्पा परिणमदि कोहभावेण 
अह ससारत्याण जीवाण तुज्झ 
अह सयमेव हि परिणमदि कम्मभावेण 
आा 
आउक्लयेण मरण जीवाण 
आउक्खयेण मरण जीवाण 
आऊदयेण जीवदि जीवों एवं 
आऊदयण जीबदि जीवों एवं 
आदष्ि दब्बभावे अपदे मोत्तूण 
आदा खु मज्ञ णाण आदा मे 
आधाकम्म उद्देंसिय च 
आधा कम्माईया पुग्गलदव्बस्स 
आभिणिसुदोहिमणकेवल च ते 
भायारादी णाण जीवादी 
आयास पि ण णाण जम्हा यास 
आसि मम पुव्वमंद अहमेदस्सावि 
ड्द 
इणमण्ण जीवादो देह पुर्गल 
हय कम्मबंधणाण पएसठिह 
उ 
उदओ असजमस्स बु ज 
उदयविवागो विधिदहों कम्माण 
उप्पण्णो दयभोगो विजोग 
उप्पादेदि करेदि य बधदि 
उम्मग्गं गच्छतं संगपि 
उवश्नोगस्स अणाई परिणामा 


सा.स. 
३७५ 
३४४ 
३३० 
३३९१ 
११५ 
पद 
७३ 
र्‌० 
३२६ 
३४१ 
१२४ 
हरे 
११६ 


रहें 
२४६ 
२५१ 
२५२ 
२०३ 
२७७ 
र्८७छ 
२८६ 
२०४ 
२७६ 
४०९२ 

२१ 


श्ष 
२६० 


१३३ 
१६८ 
२१५ 
१०७ 


प्‌.सं. 
६०४ 
म्भ्९ 
४४३३ 
१५३ 
२२८५ 

हर 
१५३ 

६१ 
४१५३ 
3२५६ 
२३४ 
१३२ 
२३१ 


४३२ 
ड३े२ 
४३६ 
४३६ 
३६३ 
४७४ 
डदद 
डेप 
३६६ 
४9४ 
६२७ 

धर 


७२ 
४६२ 


२४७ 
३५४ 
३८७ 
२२१ 


२३४ ४१६ 


प्‌ 


१५६ 


उक्भोगे उबओगो कोहादिसु 
उबधाय॑ कुच्वंतस्स तस्स 
उबधायं कुब्यंतस्स तस्स णाणा 
उबभोगमिदियेहि दव्याण 


ए 
एएण कारणेण दु कत्ता आदा 
एए सब्बे भावा पृस्गलदब्ब 
एएसू य उबओगो तिविद्दो 
एएहिं य सबधो जहेव खीरोदयं 
एबक व्‌ दोण्णि तिष्णि य 
एकस्स दु परिणामों जापदि 
एकस्प्त दु परिणामों पुग्गल 
एदंह्मि रदो णिच्च सतुद्दो 
एदाणि णत्थि जेसि 
एदाहि य णिव्वत्ता जीवड्टाणाउ 
एदे अचेदणा खलु पुरगलकम्भु 
एदेण कारणेण दु सम्मादिटु 
एदेण दु स्लो कत्ता आदा णिच्छय 
एदेसु हेदुभूदेसु कम्मइय 
एमादिए दु विविहे सबथ्वे 
एमेब कम्मपयडी सीलसहाव 
एमेब जीवपुरिसो कम्मरय 
एमेव मिच्छदिद्वो णाणी 
एमेब य बबहारो अज्क्षवसाणादि 
एमेव सम्मदिद्वी विसयत्य 
एयं तु अविवरीद णाणं जदया 
एयं तु जाणिऊण उवसम णेव 
एयत्तणिच्छषगओे समओ 
एपं तु अपभूद आदवियप्प 
एबमलिये अदर्त अबभवेरे 
एवमिह जो दू जीवो सो 
एव हि सावराहों बज्ञञामि 
एवं जाणइ णाणी भअण्णाणी 
एव ण॑ कोवि मोक्‍्खो 
एवं णाणी सुद्धो ण सय 
एवं तु णिच्छयणयस्स 
एवं पराणि दव्बाणि अप्पय 


गाथासूची 


गा.स पृ.सं 


श्षरै 
२३६ 
२४४ 


१९३ 


घ्र्‌ 
हड 
6६० 
4७] 
६५ 
१३८ 
१४० 
२०६ 
२७० 
५६ 
१११ 
१७६ 
६७ 
१३५ 
२१४ 
१४६ 
२२४५ 
३२६ 
४८ 
२२७ 
श्परे 
रे८२ 


२२ 
२६३ 
११४ 
३०१ 
१८५ 
३२३ 
२७६ 
३६० 

&६६ 


३२७ 
४२१ 
है. ई २७ 
३४४ 


१६६ 
१०१ 
१५७ 
श्र्र 
१३४ 
२५० 
२५३ 
३७१ 
४६१ 
श्३४ 
२२४ 
३१६ 
रण्र 
२४७ 
६424 
२७६ 
४०१ 
प््ड६ 
१०८ 
४०९१ 
३२७ 
६०५ 
११ 
घ१ 
डें४डह8 
रर्‌८ 
भ्१४ 
शे३े२ 
५४६ 
४७७ 
भ्पर 
१६६ 


एय पुग्गलद॒व्य जीवो तह 

एवं बधों उ दुण्हं वि 

एवं मिक्षछादिट्ठी बट तो 

एवं बवहारणओ पडिसिद्धो 
एबं बवहारस्स उ 

एवं बवहारस्स दु विणिच्छओ 
एवंविहा बहुबिहा परमप्पाण 
एवं सखवएस जे उ परूविति 
एवं सम्माह्ट्रि अपाण मुणदि 
एवं सम्मादिद्वी बद् तो 

एवं हि जीवराया णादव्बों तह य 
एसा दु जा मई दे 


क्‌ 


कंणयमया भावादो 
कम्महयवर्गणासु य 

कम्म जे पुव्वकय 

कम्म॑ ज सुहमसुह 

कभ्म णाण णे हवइ जहा क्म्मं 
कम्म पडुच्च कत्ता कत्तार 
कम्मं बद्धमबद्धं जीवे एव 
कम्ममसुह कुसील सुहकम्म 
कम्मस्साभावेण य णोकम्माण 
कम्मस्स य परिणाम णोकम्मस्स 
कम्मस्सुदय जीव अवरे 

कम्मे णोकम्मह्यि य अहभिदि 
कम्मेहिं दु अण्णाणी किज्जड 
कम्मेहि भमाडिज्जद 

कम्मेंहि सुहाविज्जइ 
कम्मोदएण जीवा 

कम्मोदएण जीवा 

कम्मोदएण जीवा 

कह सो घिप्पइ अध्पा पण्णाए 
कालों णाणं ण हबइ 

केहिंचि दु पज्ज एहि 

केहिचि दु पज्जएहि 

को णाम भणिज्ज बुहो परदब्बं 
को णाम' भणिज्ज बुहो णाउ 


६९ 


गा. सं, पृ. सं. 


दा 
३१३ 
२४१ 
२७२ 
३५३ 
३६५ 
डे 
३४० 
२०० 
२४६ 
१८ 
२५६ 


१३० 
११७ 
शै८३ 
३८४ 
३९७ 
३११ 
१४२ 
१४४ 
१६२ 
ऐश 
४१ 
१६ 
३३२ 
रेरे४ 
३३३ 
२५४ 
२५१५ 
२५६ 
२€६ 
४०० 
३४४५ 
३४६ 
२०७ 
३०० 


११२ 
५३१ 
४२१ 
४६६ 
भूछ४ड 
शपर 

६५ 
१४५६ 
३५७ 
४२७ 

श्र 
'डडड 


२४४ 
२३१ 
६११ 
६११ 
६३६ 
४२७ 
२५६ 
२७७० 
शै३९ 
१४५८ 
ह्भ्‌ 
पद 
भश८ 
४५५ 
श४८ 
डरे8 
४३६ 
ड३६ 
पूछ्ड 
६३७ 
५६६९ 
५६९ 
ईै७३ 
२१२ 


दर 


कौधादिसु वह तंस्स तस्स 
कोहुवजुत्तो कोहो माणुबजुसो 
ह। 


गुणसण्णिदा दु एदे कम्म 
गंधरसफासरूवा देहो सठाण 
गंधो णाण ण हृवइ 


चउविह अणेयभेयं बधंते 
घारित्पडिणिबद्ध कसाय॑ 
चेया उ पयडीयद्ठ 

| 
छिज्जदु वा भिज्जदु वा णिज्जदु 
छिददि भिददि य तहा 
छिददि भिददि य तहा ताली 

ज़ 
जद जीवेण श्रहच्चिय 
जइ णवि कुषपइच्छेदं ग॒ मुच्चए 
जइया इमेण जीवेण अप्पणो 
जदया स एवं सख्रो सेवसहावं 
जदि जोवो ण सरीर तित्थयरा 
जदि पुग्गलकम्मसिण कुव्वदि 
जदि सो परदव्वाणि य करिज्ज 
जदि सो पुग्गलदब्वीभूदों जीवत्त 
जया विमु चए चेया कम्मप्फल 
जहू कणयमग्गितविय पि कंणय 
जहू कोवि णरो जपइ बहा 
जहू चिट्टु कुब्बतो 
जहू जीवस्स अणण्णुबओगों 
जहू णवि सक्‍कमणज्जोी अणज्ज- 
जह णाम को वि पुरिसो रायाण 
बह शाम कोवि पुरिसों परदव्व 
जह णाम कोवि पुरिसो कुच्छिय 
जह णाम कोवि पुरिसो णेहभत्तो 
जहू णाम कोवि पुरिसों बरधणयश्चि 
शह परदब्ब सेडदि 
जहूँ परदव्व सेडदि 


गा.सं, 
७७० 
श्र५ 


११२ 
5५० 
३६४ 


१७० 
१६३ 
श१२ 


२०६ 
र्श्८ 
२४३ 


१३६ 
रघ६ 
७१ 
र्र्र 
२६ 
पड 
६€ 
२५ 
३१५ 
श्पढ 
३२५ 
३५५ 
११३ 


१७ 

१४ 
श्ड८ 
२३७ 
श्ध्र८ 
३६१ 
१६२ 


समक्सार 


पु.प्तं, 
१४३ 
३२३५ 


२२४ 
१२४ 
६३६ 


३१० 
२६५ 
४११ 


३७७ 
४२१ 
४२७ 


२५र३े 
ड€र 
१४७ 
३६७ 
द्द८ 
१७७ 
२०७ 
ह्ड 
भैरेरे 
३२२ 
#४६& 
५१७४ 
२२५८ 
२२ 
२४ 
प्‌ 
२७६ 
ड२१ 
४६२ 
श्र 
४८१ 


जह परदब्व सेडदि 

जह परदव्व सेडदि 

जह पुण सो छचिय पुरिशो 

जह पुणा सो चेव णरो 

जह पुरिसेणाहारों गहिओो 

जह फलिहमणी सुद्धो ० सम 
जह बध चिततो बधणबद्धो 

जहू बे छित्तण य 

जह मज्ज पिवमाणों क्रदिभावेण 
जहू राया बवहारा दोसगुणु 

जहू विसमुवभ्ु जतो बेज्जो 

जहू सिप्पिओ उकस्मफल 

जहू सिप्पिओ उ कर्म 

जह सिप्पिओ उ करणाणि 

जह सिपष्पिओ उ करफणेहि 

जहू सिप्पिश्षो उचिट्ठु 

जह सेडिया दुण परस्स 

जहू सेडिया दु ण परस्स 

जह सेडिया दू 

जह सेडिया दु 

जह्या कम्म कुब्व्‌इ कम्म देई 
जहा घाएइ पर परेण घाइज्जए 
जह्मया जाणइ णिच्च तहाा 
जह्या दु अत्तभाव पुस्गलभावचर 
जह्या दु जहण्णादों णाणगुणादों 
जा एसो पयडीयटू चेया 

जाव अपडिक्कमण अपरूच 

जाव ण वेदि विसेसंतर तु 
जिदमोहस्स दु जश्या खोणों मोहो 
जीवणिबद्धा एए अधुव अणिच्चा 
जीब परिणामकह्ेदु कम्मत्त 
जीवह्डि हेदुभूदे बधस्स दु 
जीवस्स जीवरूव वित्थरदों 
जीवस्स जे गुणा केइ 

भीवस्स णत्थि केई जोयह्वाणा 
जीबस्स णत्वि रागो णवरि दोसों 
जीवस्स णत्यि व्गो ण॒वग्गणा 


गा. सं. 


३६४३ 
३६४ 
२२६ 
श४्४३२ 
१७६ 
६4. 
२६१ 
२६२ 
१९६ 
१०५ 
१६४५ 
३५२ 
३४६ 
३५१ 
३५० 
३५४ 
३५६ 
३५७ 
३५८ 
३५६ 
३२५ 
३३८ 
४०३ 

घ्प्‌ 
१७१ 
३१४ 
र्ष५ 

६६ 

३११ 

छ्डं 

० 
१०४ 
३४३ 
३७० 

2३ 


रे 


पु 
१८१ 
भंघरे 
४०१ 
४२७ 
शेर३े 
ड७७ 
४६४५ 
४६९६ 
३५० 
२२३ 
बे४हर 
प्र७४ 
भ७४ 
५७४ 
भफ४ 
५७४ 
हप्र 
पथ 
भ५१ 
५८२ 
भय 
५2८ 
६१७ 
१७८ 
३१२ 
५३ ३ 
४८९ 
१४३ 

प्र 
१४५४ 
१६९ 
२१८ 
४१६ 
२९४ 
११४ 
११४ 
१6४ 


छीबस्स णत्यि बण्णों णवि गंधो 
जीवस्स दु कम्मेण य सह परिणामा 
लीवस्साजीवस्स दु जे 
जीवादीसहहुणं सम्मत्तं 

जीषे कम्मं बढ पृष्ठ पेदि 

जीवे ण सय॑ं बद्धा ण सय 

जीवो कम्मं उहयं दोण्णिवि ललु 
जीबो चरित्तदंसणणाणट्विउ 
जीयो येव हि एदे सब्वे भावात्ति 
जीवो ण करेदि घड़ें णेव पड़ 
जीवो परिणामयदे पुग्गलद॒व्याणि 
जीबो बधो य तहा छिज्जंति 
जीवो बच्चो य तहा 

जे पुग्गलद॒व्धाणं परिणामा 

जो अप्पणा दु मण्णदि 

जो इंदिये जिणिता माणसहावा 
जो क्रुणदि बच्छलत्तं 

जो चत्तारि वि पाए छिददि 

जो चेव कुणइ 

जो जहि गुणे दब्बे सो अण्णम्हि 
जो ण करेदि जुगुप्पं 

जो ण क्ुणई धवराहे 

जोण मरदि ण य दुह्दो 

जो दु ण करेदि कस 

जोधेहि कदे जुद्ध रायेण कदंति 
जो पस्सदि अप्पाणं अबद्धपुटु 
जो पस्सदि अप्पाणं अबद्धपुदु 
थो पूण णिरवराधो चेया 

जो मण्णदि जीवेमि य 

जो भण्णदि हिसामि य 

जो मरइ जो य दुष्टिदो 

जो मोहूं तु जिणित्ता णाणसहाबा 
जो बेददि वेदिज्जदि समए समए 
दो समगपाहुडमिण 

जो सब्यसंगपभुक्को झायदि 

जो सिद्धभत्तिजुत्तो 

जो सुकगार्ण सब्व जाणइ सुय 


गाधासूची 


गासं 


सर 
१३७ 
३०६ 
१५४ 
१४१ 
११६ 
डर 
र्‌ 
ध्रे 
१०० 
११८ 
रेदरेड 
रझ्* 
१०१ 
२५३ 
३१ 
२३५ 
र्र्ढद 
३४७ 
१० रे 
२३१ 
३०२ 
२५८ 
२३० 
१०६ 
श्ढ 
१५ 
३०५ 
२५० 
२४७ 
२५७ 
३२ 
२१६ 
४१४ 
श्प्८ 
२३३ 
१० 


पृ स. 


११४ 
३५० 
५२७ 
२५६ 
रश्र 
२३१ 

रद 


१३० 
र्ण्द 
२३१ 
है 
५०२ 
२११ 
डं३८ 

9७६ 
४१७ 
४०८ 


२१४ 
४१३ 
२१४ 
ड४२ 
४११ 
२२७० 

डरे 

डर 
२१७ 
ड३े४ 
४२३१ 
डईडइ२ 

धर 
इक 
६८ 
३३६ 
8१५ 

२५ 


जो सो दु णेहभावों तम्हि णरे 
जो सो अणेहभावो तम्हि 
जो हवइ असम्मूढों चेंदा 
जो हि सुएणहिगच्छइ अप्पाणमिर्ण 
ज॑ कुणइ भावमादा कत्ता सो 
ज कुणदि भावमादा कत्ता सो 
ज॑ भाव सुहमसुह करेदि भादा 
ज॑ सुहमसहमुदिश्ण 

ण 
ण क्रुदोचि वि उप्पण्णो 
णज्ञ्वप्ताण णाण 
णत्यि द्‌ आसवबधों सम्मादिष्ठिस्स 
णत्यि मम को वि मोहो बुज्झ्षदि 
णत्यि सम धम्मआआादी बुज्ञदि 
ण उ होदि मोबखमग्गो 
ण मुय॒इ पयडिमभव्यो सुट्दुवि 
णयरम्मि वण्णिदे जहु ण वि 
ण ये रायदोसमोह कुव्वदि 
ण रसो दु हृवइ णाण 
ण वि एस मोकखमग्गो 
णवि कुज्बइ कम्मगुणो जीवो कम्म 
णंवि कुब्बइ णवि वेयइ 
णवि परिणमदि ण गिक्लुदि 
णवि परिणमदि ण गिह्ृदि 
णवि परिणमदि ण गिह्नुइ 
णवि परिणमदि ण गिह्ूूदि 
णवि सक्‍्कइ धित्तु जं 
णवि होदि अप्पमत्तो ण पमत्तो 
ण सय बद्धो कम्मे ण सम 
णाण सम्मादिद्वि दु सजमं 
जाणगुणेण विहीणा एय तु 
णजाणमधम्मो ण॒ हवइ 
णाणमया भाषाओ्रो णाणमश्रो 
णाणस्स दसंणस्स य 
जाणस्स पडिणिबद्ध कण्णा्ं 
गाणावरणादीयस्स ते दू 
णाणी रागप्पजहों सब्बदब्वेसु 


६९ 


गा. स पु. 
२४० ४२३१ 
र४५ ड२७ 
२३२ ४६१३ 

रद रऔ 
९१ १८६ 
१२६ रेए८ 
१०२ २१३ 
३८५ ६११ 


३१० ४२७ 
४०२ ६२७ 
१६६ २०१३ 
३६ छएछ 
३७ ० 
४०६९ ६४७ 
३१७ ४३१८ 
३० ७४ 
रद्ध० हद 
रे४4 ६२६ 
४१० ६४6 
परे हैध६र्द 
रे१ृ८ ४४२ 
७६ रै९*ै 
७७ १६वे 
७८ १६४ 
७८ १६७ 
४०६ ६४४ 
६ १८ 
१२१ २३५ 
ड०४ ६३७ 
२०५ शे६८ 
३६९९ ६३४६ 
१२८ रजर 
३६४ ५६४ 
१६२ २४४ 
१६५ ३७० 
२१८६ ३८४ 


»१६६ 


० 8 


णादृण आसवाण असुततितं न 
जिदियसयुववयणणि पोग्गला 
णिरुच॑ पच्चक्‍्लाण 
फजिज्छवणयस्स एवं आदा 
'णिन्रमा कम्मपरिणद कम्म चिय 
णिव्वेयसमावण्णो णाणी 
शेष य जीवट्टाणा ण गुणद्वाणा 
जो ठिविबधट्टाणा जीवस्स ण 
त 

तत्य भवें जीवाण ससारत्थाण 
आह जीवे कम्माण णोकम्माण च 
तह णाणिस्स द्‌ पृव्व जे बढ़ा 
सह णाशिस्स वि विविहे 
तह णागी वि हु जहया णाण 
तहवि ये सच्चे दते बे 
तहा उ जो विसुद्धो 
तहा दुह्त्त लिगे 
तहा ण कोवि जीवों अवभचारी 
शह्लो ण कोवि जीवों वधायओं 
जहा ण मेत्ति णिच्चा दोण्हृंवि 
तह्मा दु कुसीलेहि य राय मा 
विविहों एसुवओगो अप्पवियप्प 
विविहो एसुबओगो अप्पवियप्पं 
तैबि पुणोवि य इमो भणिदों 
तैति हेऊ मणिदा 
त॑ ऐयत्त विहत्त दाएह अप्पणों 
ते खलु जीवणिबद्ध कम्मइय 
सं णिच्छये ण जुज्जदि ण सरीर 
हें जाण जोगउदय जो जीवाण 
- थ 
ज्रेपाई अधराहे कुव्वदि 

द्‌ 
दब्बगुणस्त य थादा ण कुणदि 
देक्यि ज॑ उप्पज्जइ गुर्णाहि 
दब्वे उवभ जंते णियमा 
पिट्टी जहेंग णाण अकारय 
दुश्लिद्सुहिंदे जीवे 


समयसार 


गा.सं प.सं 


७२ 
३७३ 
रे८६ 

घ्रे 
१२० 
३१८ 

५५ 

भ्र्ड 


६१ 

श्् 
१८० 
२२१ 
२२३ 
२६४ 
४०७ 
४११ 
३३७ 
३३४८ 
३२७ 
१४७ 

र्द््डेँ 

4 
१६१० 
१८६० 


१२३६ 
रद 
१३४ 


३०१ 


१०४ 
दण्ड 
रर्डव 
बै२० 
२६६ 


श्डह 
६०४ 
६११ 
१७२ 
२३१ 
प्र 
११४ 
११४ 


श्र्८ 
१२४ 
३२३ 
बे८७ 
३७ 
४४८७ 
६४४ 
६५० 
५५५८ 
५४र्द 
भ्ष्ट 
२७५ 
श्द््र 
१८७ 
२२४ 
शे३८ 

१६ 
२४७ 

७३े 
२४७ 


४१४ 


२१६ 
२१२७ 
३४७ 
५४३ 
ड्प्र्ड 


दुक्खिदसुहिदे सल्ते करेमि 
दोण्हवि णयाण भणियं 
दश्णणणाणचरिसं ज॑ 
दसणणाणचरित्त किचिवि 
दसंणणाणचरित्त किंचिवि 
दसणणाणचरित्त किचिदि 
दसणणाणचरित्ताणि सेविदव्याणि 


ध 
धम्माधम्म ब तहा 
धम्मो णाण ण हुबइ 


पके फलहि पडिए जह गे 
पज्जलापज्जत्ता जे सुहुमा 
पड़िक मण पडिसरण 
पण्णाए धित्तव्वो जो बेदा 
पण्णाए धित्तव्वो जो णादा 
पण्णाए धित्तव्बो जो दट्ठा 
परमट्टबाहिरा जे ते बण्णाणेण 
परमटुह्चि दु अठिदो जो कुणदि 
परमट्रों खलु समओ सुद्धों जो 
परमप्पाणं कुब्बं अप्पार्ण पिय 
परमप्पाणमकुवब्ब अप्पाणं पिय 
परमाणुमित्तयपि हु रायादीण 
पाखडीलिंगाणि व 
पाखडीलिगरेसु व 
पृगलकम्मं कोहो जीव 
पगलकम्म भिच्छ जोगो 
पुगगलकम्म रागो तस्स 
पुढवीपिडसमाणा पृथ्वणिवद्धा 
पुरिसिल्यिया हिलासी 
पुरिसों जह कोवि इ॒ृह वित्ति 
पोग्गलदब्ब सदृत्तररिणय 
पंथे मुस्संत पस्सिदूण लोगा 
फ़ 
फासो ण हवद णा्णं 
ब 
बुद्धी ववसाओवि य 


पास, 
२६० 
१४३ 
१७२ 
३६६ 
३६७ 
३६८ 

१६ 


२६ 
इेदप 


१६८ 

६७ 
३०६ 
र्दछ 
रू 
रुप 
१५४ 
१५२ 
१५१ 

६२ 

र्छरे 
२०१ 


४६४३ 
१२३ 

प्प 
शरद 
श्ष्ढ 
३३६ 
श्र४ 
३७४ 


३८६ 


२७१ 


प्‌.त्तं. 
४४६ 
२६२ 
३१३ 
श्र 
26२ 
रद 

श्र 


पद 
६३६ 


३०६ 
१३७ 
५२० 
४१०६ 
प्र्छ्८ 
भ्र०प८ 
र्ष४ 
रष्‌ 
रण्८ 
१४१ 
शहर 
३६० 
६४७ 
घ्ध्र 
२३५ 
श्प४ 
३५६ 
इ्०्प८ 
५५५ 
४०९ 
६०४ 
१२४ 


६२६ 


४धड 


बंधाणं च सहाव वियाणियों 
बंधूवभोगणिमित्ते 
सर 
भावों रागादिजुदों जीवेण 
भ जतस्स वि विविहे 
भूयत्येणाभिग दा जीवाजीवा य 
स् 
मज्म परिग्गहों जह तदो 
मारिमि जीवावेमि ये सत्ते 
मिच्छत्त अविरमण कसाय जोगा 
मिच्छत्त जइ पयडी 
मिच्छुत्त पृण दुविह जीवमजीवं 
मोबख असहहतों अभविय 
मोबखपट़े अप्पाणं ठबेहि 
मोत्तृण णिच्छयट्ठं ववह्ारे 
मोहणकम्मस्सुदया दु वण्णिया 
कु 
रत्तो बंधदि कम्म॑ मु चदि 
रागो दोसो मोहो जीवस्सेव 
रागो दोस्तो मोहो ये आसवा 
रागहि य दोसहि ये 
रायहि य दोसहिा ये 
राय हु णिग्गदों त्तिय एसो 
डूव णाण ण हृवइ जहा रूव 
ले 
लोयसमणाणमेय 
लोयस्स कुणइ विष्हू 


य 
बण्णों णाणं ण हृवइ 


बत्यस्स सेदभावो जह णासेदि 
बत्थस्स सेदभावो जहू 

वत्थस्स सेदभावो जह 

बत्थु पदुच्च जं पुण 
वदणियमाणि धरंता सीलाणि 
बदसमिदीगुत्ती ओ 

ववहारणओ भासदि जीवो देहो य 
बरवहा रभ[सिएण उ परदव्व 


गाधासूची 


शा.सं. प्‌ स. 


रे 
२१७ 


१६७ 
२२० 
१३ 


र्ण्द 
२६१ 
१६४ 
३२८ 

छछ 
२७४ 
४१२ 
१५६ 

ध्द८ 


१५० 
३७९१ 
१७७ 
२८१ 
र८२ 

४७ 
रेच्र 


२२२ 
३२१ 


रे८३ 
१५७ 
१५८ 
१५६ 
२६५ 
श्द्रे 
२७३ 

२७ 
३२४ 


इुप 
३८२ 


३०५ 
३६७ 
३७ 


३७५ 
४४६ 
३०० 
श५रे 
श्र 
4६६ 
श्५र 
र्णषप 
श्रे८ 


२७५ 
४९५ 
३२० 
४४२ 
४डंपरे 
श्०्८ 


६३६ 


५४६ 
भ४६ 


६३६ 
२८० 
२६० 
२४5० 
हक 4 
रेषरे 
अश्८ 


श्र 


बवहारस्स दरीसणसुवएसों 
ववहारस्स दु आदा प्ग्गलकम्मं 
ववहारिओ पृण णओ 

वबहारेण दु आदा करेदि 
बवहारेण दु एदे जीवस हव॑ ति 
ववहारेणुवदिस्सइ णाणिस्स 
ववहारो5भृयत्यो भूयत्यो देसिदो 
विज्जारहमारूढो मणोरह 
बेदंतो कम्मफल अप्पाण 

वेदतो कम्मफलमए 

वेदतो कम्मफल सुहिदो 

वदित्तु सब्यसिद् 


सत्य णाण ण हवइ 

सहृहृदि य पत्तियदि य 

सहो णाण ण हवइ जह्या 
सम्मत्तपडिणिबद्ध मिच्छस 
तम्मदिट्टी जीवा णिस्सका 
सम्मद सगणाण एसो लहृदित्ति 
सब्बण्हुणाण दिट्वो जीवो उवओग 
सब्वे करेइ जीवो अज्लवसाणेण 
सब्वे पुव्वणिबद्धा दु पच्चया 
सब्बे भावे जहा पतच्चवखाइ 
सामण्णपच्चया खलु चउरो 
सुदपरिचिदाणुभूया सब्वस्सवि 
सुद्ध तु वियाणंतों सुद्ध 

सुद्धों सुद्धादेसों णायव्वो परम 
सेवतो विण सेवइ असेवमाणों 
सो चेब कुणइ सोचिय 
सोवण्णिय पि णियल॑ बंधदि 
सो सब्वणाणदरिसी 

सती दु णिरवभोज्ज, बाला 
ससिद्धिराधसिद्ध साधिय 


हेउअभावे णियमा 
हेदूचदुवियप्पो अद्ठगृव्वियप्पस्य 
होदूण णिरुवभोज्जा तह 


गा.सं. 
४६ 
दड 
४१४ 
श्८ 
53६ 
३ 
११ 
२२३६ 
३८७ 
ड्ेषप८ 


३८६ 


३६० 
२७५ 
३६१ 
१६१ 
शभ्२८ 
१४४ 
र्४ 
२६८५ 
१७३ 
३४ 
१०६ 
ढ़ 
१८५६ 
श्२ 
१६७ 
रे४७ 
१४६ 
१६० 
१७४ 


६६७ 


पृ.सं. 
१०६ 
१७४ 
६५७ 
२०६ 
१२० 
२० 
२७ 
डश्षद 
श्९५ 
६१५ 
६१४ 
है 


६३२६ 
४७२ 
६३६ 
२६९४५ 
४0०४ 
२६४ 

हि 
४०८ 
३१६ 

धरे 
र्र४ 

रै४ 
रेरे४ 

३७ 
३५२ 
२५६ 
२७रे 
रहे 
३१६ 


३०४ ५१७ 


१६१ 
श्ज्ध 


श्र 
३२० 


१७४ २१६ 


६६५ 


समयसार 


फ कलशकाव्यानां अकारादिक्रमेण सूची ५ 


अ 
बकर्ता जीवोष्यं स्थित इति 
बखंडितमनाकुल ज्वलदनन्त 
अित्यशक्ति स्वयमेव देवश्चिन्मात्र 
शभ्रच्छाच्छा: स्वयमुच्छलति यदिमा. 
अज्ञानतस्तु सतृणाभ्यववहा रकारी 
अजशानमयभावानामज्ञानी व्याप्य 
क्ज्नानमेतदधिगम्य परात्परस्य 
भ्ज्ञानान्मृगतृष्णिकां जलधिया 
शज्ञानं ज्ञानमप्येवं कु्वेन्नात्मान 
भज्ञानी प्रकृतिस्वभावनिरतों 
अतो हृता: प्रमादिनों गता. सुश्वासीनता 
गत: शुद्धनयायत्त प्रत्यग्ज्योति 
अ्रत्यंत्तं भावयित्वा विरतिमविरत 
श्थ महामदनिर्भरमंथरं समररग 
शरद्वतापि हि चेतना जगति 
अ्ध्यास्य शुद्धनयमुद्धतबोधचिद्न 
अनंतधरमंणस्तत्त्व पदयन्ती 
अनवरतमनतबंध्यते सापराध 
अनादझनतमचलं स्वसंवेद्यमिदं 
अनेनाध्यवसायेन निष्फलेन 
अन्येम्यों व्यतिरिक्तमात्मनियतं 
थयि कथमपि मृत्वा तत््वकोतूहली 
अलमलमतिजल्पैदू विकल्प 
अवतरति न बावद्‌ वृत्तिमत्यन्त 
घस्मिन्ननादिनि महत्यविवेक 

ञा 
लाकामन्नविकल्पमावमचल 
भात्मनद्चिन्तयैवालं में चका 
भात्मभावान्करो त्यात्मा परमावान्‌ 
सात्मस्वभाव परभावशिन्नमापूर्ण 
धात्मा ज्ञान स्वयं शान ज्ञानादन्यत्‌ 
आत्मानं परिशुद्धमीप्सुभिरतिव्याप्ति 
आात्मानुभूतिरिति शुद्धनयात्मिका या 
भ्रातंसारत एवं धावति पर कुर्वेह 


गा.सं. प्‌ सं. 


१६५ 
१४ 
१४४ 
१४१ 
प्र 
६८ 
१६६ 
श्प 
६१ 
१६७ 
श्प्८ 
७ 
२३३ 
११३ 
श्षरे 
१२० 
श्र 
१८५७ 
४१ 
१७१ 
र३५ 
२३ 
२४४ 
२६ 
४८ 


8्रे 
१६ 
५६ 
१० 


श्र 
२०८ 
१३ 
4 


प्र 
५१ 
३७२ 
३६८ 
२०३ 
२४६ 
४४१ 
२०३ 
२०५ 
४२७ 
भरे 
३६ 
ह्रेरे 
२६६ 
५११ 
३२६ 
१ 
५१८ 
१४० 
6५७ 
धढरे 
६७ 
६४८ 
८35 
१८१ 


२६५ 
प्र 
(दे 
डरे 
२०५ 
५७१ 
ब्फ 
(८१ 


आसंसा रवि रोधिसवर जयका न्ता 
आससा रात्प्रतिषदममी रागिणो 


इति परिचिततत्त्वरात्मकायकताया 
इति वस्तुस्वभावं स्व ज्ञानी जानाति 
इति बस्तुस्वभाव स्व नाशानी 
इति सति सह सर्व रम्यभाव॑ 
इतीदमात्मनस्तत्त्वं 

इत: पदार्थप्रथनावगु ठनाद्‌ 

दृत्य ज्ञानक्कचकलनापाटन 

इत्थ परिग्रहमपास्य समस्तमेष 
इत्यालोच्य विवेच्य तत्किल 

इत्येवं विरचय्य सप्रति 

इदमेक जगच्चक्षुरक्षय 

इदमवात्न तात्पय॑ हेयः 
इन्द्रजालमिदमवमुच्छलत्‌ 


उ 
उदयति न नयश्रीरस्तमेति प्रमाण 
उन्मक्तमुन्मोच्यमशेषतस्तत्तयात्त 
उभयनयविरोधध्व सिनि स्यात्‌ 

ए्‌ 
एकज्ञायकभावनिर्भ रम हास्वाद 
एकत्वं व्यवहा रतो न तु पुन: 
एकत्वे नियतस्य शुद्धनयतों 
एकमेव हि तत्स्वाद्य विपदा 
एकश्वितश्चिन्मय एवं भावों 
एक ज्ञानमनाइयनतमचलं 
एक: परिणमति सदा परिणामों 
एक: कर्ता चिदहमिह में कम 
एकस्य कर्ता न तथा परस्य 
एकस्य कार्य न तथा परस्य 
एकस्य चेत्यो ने तथा परस्य 
एकस्य अंकों न तथा परस्य 
एकस्य जीवों न तथा परस्य 
एकस्प दुष्टो न तथा परस्य 


गा.सं. 


१२५ 
श्श्८द 


र्प 
१७६ 
१७७ 
३१ 
२४६ 
२३२४ 
डे 
१४२ 
श्ष८ 
है _ 
२४५ 
१२२ 
६१ 


२३६ 


१४० 
२७ 


१२६ 
१८४ 
१६० 
५२ 
४६ 
७४ 
6 
पर 
५६ 
७६ 
३ 


घू.सं, 


३२६ 
३६१ 


छ््रे 
४७६ 
४८ 

8९१ 
६६१ 
६१५ 
१४१ 
जद 
४६० 
१५७ 
६१८ 
३२३ 
२६१ 


४२ 
६४३ 
३३ 


३६४ 
प्र 
३४ 

गे६४ 

४११ 

४०८ 

१८६० 

१४३ 

२५७ 

२४५ 

२५६ 

२५६ 

२५५ 

२५७ 


एकस्य दृश्यों न तथा परस्य 
एकस्प नाता न तथा परस्य 
एकस्य नित्यो ने तथा परस्य 
एकस्य बद्धो न तथा परस्य 
एकस्य भातो ने तथा परस्य 
एकस्य भावों ने तथा परस्य 
एकस्य भोकता ने तथा परस्य 
एकस्प मूढों ने तथा परस्य 
एकस्प रक्‍तो ते तथा परस्य 
एकस्य वस्तुन इहान्यतरेण साध 
एकस्य वाच्यो ने तथा परस्य 
एकस्य वेद्यो तन तथा परस्य 
एकस्य सांतो न तथा परस्य 
एकस्य सूदक्ष्मो न तथा परस्य 
एकस्य हेतुनं न तथा परस्य 
एको दूरास्यजति मदिरां ब्राह्मणत्वा 
एकोी मोक्षपथोी ये एप 

एवं ज्ञानस्य शुद्धस्य देहु एव न 
एप शानघनो नित्यमात्मा सिद्धि 
एपकव हि वेदना यदचल 


क 
कथमपि समुपात्तत्रिर्व मप्येकताया 
कथमपि हि लभंते भेदविज्ञानमूला 
कर्ता कर्ता भवति न यथा 
कर्ता कर्णि नास्ति नास्ति सियत 
कर्तार स्वफ़लेन यत्किल बलात्‌ 
कतु वेंदयितुरय युक्तिवशतों 
कत्‌ त्व न स्वशावोउस्थ चितो 
कर्म सर्वमपि सबंधिदों 
कर्मेव प्रवितक्‍य कत्‌ हतकी: 
कांत्येव स्‍्तपयति ये दशदिशो 
कार्यत्वादक्ृतं न करें 


कतकारितानुमननैस्त्रि 
बिलश्यता स्वयमेव दुष्क्रतर 


घृतकु भाभिधाने5पि 


त 
चिच्छक्तिव्याप्तसवेस्वसारो 


गा.सं. 
प्र्छ 
८५ 
ष्र्रे 
७० 
घ्& 
द्० 
७५ 
७१ 
२ 
२०१ 
हि 
ग्ष्छ 
घ्रे 
छठ 
ज्प 
१०१ 
२४० 
२३८ 
१५ 
१५६ 


२० 
२१ 
€& 
€्द 
१५२ 
२०६ 
१६४ 
१०३२ 
२०४ 
४ 
२०३ 
र्र२५ 
१४२ 


३६ 


गायासूची 


प्‌ सं. 
२६० 
२५६ 
२५६ 
२५७ 
२६० 
२४५८ 
२५८ 
२५७ 
२५७ 
५५१ 
२५६ 
२६० 
२५६ 
२५५८ 
२५८ 
२६६ 
६५३ 
६४६ 

२१ 
४०५ 


भछ 

च्० 
२६५ 
२६७ 
है०० 
2७२ 
२६ 
२७प८ 
५२६ 

ध््८ 
५५५ 


६१६ 
३६८ 


१३८ 


११३ 


चिरमिति नवतत्त्वच्छन्नमुस्नीयमान 
वित्स्वभावभरभावितभावा 
चंद्र प्प जडरूपता च दधतो: 

ज 
जानाति य. स न करोति 
जीव. करोति यदि पुद्गलकर्म 
जीवाजीववधिवेकपुष्क लदृशा 
जीवादजीवमिति लक्षणतों 

ट 
टझ्झोत्कीर्भस्वरसनिवितज्ञान 

त्‌ 
तद्ज्ञानस्येव सामरथ्थ विरागस्य 
तथापि न निरगंल चरितुमिध्यते 
तदथ कम शुभाशुभभेदतो 
त्यकत्त येन फल से कम कुरुते 
त्यकत्वाधशुद्धिविधायि तत्किल 
त्यजतु जगदिदानीं मोह 

द्‌ 
दर्शनज्ञानचा रित्नत्यात्मा 
दर्शनश्ञानचा रिक्वस्त्रित्वादेकत्वत 
दर्शनज्ञानचा रिल्रेस्न्रिभि: 
दूर भूरिविकल्पजालगहने 
द्रव्यलिगभमका रमी लिते 
द्विधाकृत्य प्रशाक्रकचदलनाद 


घ 
धीरोदारमहिम्न्यनादिनिधने 


9 | 
न कमंबहुल जगन्न चलनात्मक 
न जातु रागादितिमित्तभाव 
नतु परिणाम एवं किल 
नमः समयसाराय 
न हि विदधति बद्धस्पृष्टभावादयों 
नाइनुते विषयसेवनेपि ये स्व 
नास्ति सर्वोदपि संवध: 
निजमहिमरताना भेदविज्ञानशक्त्या 
नित्यमविकारसुस्थितसर्वाज़ू 
निवेत्यंते येन यदत्न किचित्‌ 


गां.स. 


६२ 
१२६ 


१६७ 
ध्रे 
रे 
४३ 


१६१ 


१३४ 
१६६ 
१०० 
१४३ 
१६१ 

२२ 


र्३े६ 
१६ 
१७ 
6४ 
२४३ 
१८० 


श्२३े 


१६४ 
१७४५ 
२११ 


११ 
१३५ 
२०० 
श्र८ 

२६ 

३८ 


ध्६६ 


हँछ 
२६३ 
३३० 


४३० 
२२३ 

६५ 
१४१ 


च०्८ 


३४८ 
४२६ 
२६६ 
४०२ 
रह 

९३ 


६१९ 
प्र्ष 
भ््४ 

२६४५ 

६४६ 

४६२ 


३२४ 


डर 
00 
शैक्प 


४७ 
३५१ 
की 
शेरे८ 
१४७ 
१३५ 


६७० 


नि:शेषकर्म फलसंन्यसनान्मम व 
निषिर्दध सवेस्मिन युक्ृतदुरिते 
मीत्या सम्यक प्रलयमखिलान्‌ 
नैकस्प हि कर्तारी द्वौ स्तो 6 
नौभौ परिणमत. खलू परिणामों 

प्‌ 
पदमिदं ननु कमंदुरासद 
परद्रव्यग्रह कु्वेन्‌ 
परपरिण तिहेतो मोहनाम्नो 
परपरिणतिमुज्ञत्‌ खडयद्‌ 
परमार्थेन तु व्यक्तज्ञातृत्व 
पूर्णेकाच्युतशुद्वो धमहिमा 
पुथ्षेबद्धनिजक मं विपाका 
प्रच्युत्य शुद्धनयत पुनरेव ये तु 
प्रज्ञाछेत्ी शितिय कथमपि 
प्रत्याख्याय भविष्यत्कमं 
प्रमादकलित: कथं भवति 
प्राकारकवलितावर मृुपवनरा जी 
प्राणोच्छेदमुद।हरति मरणं 

ब 
बन्धच्छेदात्कलयदतुल 
बहिलु ठति यद्यपि 

सर 
भावयेदभेदविज्ञानमिद 
भावासवाभावमयं प्रपन्‍नो 
भावों रागद् पमौहैविता यो 
भित्वा स्वेश्रपि स्वलक्षण 
भूत भांतमभूतमेव रभसान्तिर्भि 
प्रेदशानीच्छलनकलनाच्छुडध 
भेदविज्ञानत: सिद्धा. सिद्धा ये 
भेदोन्माद भ्रमरसभरान्नाटयत्‌ 
भोकतुत्व॑ न स्वभावोउस्य स्मृतः 

म्न 
मरता कर्मंनयावलंबनपरा ज्ञान 
मज्जंतु निभेरममी सममेव लोका 
माइकर्तारममी स्पृश्ान्तु 


गा.से. 


२३१ 
१०४ 
श्ध३ 
भ४ 
५३ 


शढरे 
१८६ 


४७ 

श्ष 
२२२ 
१४६ 
१२१ 
१८१ 
रर८ 
१६० 

२५ 
१५६ 


१६२ 
२१२ 


१३० 
११५ 
११४८ 
श्ण्रे 

१३ 
१३२ 
१३१ 
११२ 
१६६ 


१११ 
इ्२ 
२०५ 


समपकत्तार 


प्‌.सं. 


घ्३२ 
२७५ 
४२५ 
१८१ 


१८० 


३७० 
५१३ 
! 
११२ 
प््८ 
६०६ 
३८६ 
श्र 
५०१ 
६२६ 
भ्ररे 
७४ 
४०७ 


१२०५ 
प्र७छ६ 


३४१ 
३०६ 
३०७ 
४०३ 

डक 
देढर 
३४२ 
२६७ 
४२५ 


२६७ 
६४ 
४६७ 


मिथ्यादुष्टे:स एवास्य 
मोक्षहेतुतिरोधानाद बधत्वात्‌ 
मोहविलासविजृस्भित 
मोहाबदहुमका्ष समस्तमपि 

 ] 
ये एवं मुक्त्वा नयपक्षपातं 
यत्तु वस्तु कुरुतेसन्यवस्तुन: 
यत्सत्नाशमुर्पति तन्‍त नियत 
यदि कथमपि धारावाहिना 
यदिह भवति रागढ् षदोषप्रसूति. 
यदेतद्‌ ज्ञानात्मा प्र्‌वमचल 
यत्न प्रतिक्रमणमेव थिषं प्रणीत 
य करोति स करोति केवल 
य. परिणमत्ति स कर्ता य: 
य पूर्व भावकृतकर्म विषद्रुमाणा 
या दृक्‌ तादगिह्स्ति तस्य बशतों 
यावत्पाकमपति कर्म विरतिर्शानस्य 
ये तु कर्तारमात्मान 
येतु स्वभावनियमं कलयन्तिनेम 
ये स्वेनं परिहृत्य संदत्तिपथ 

र्‌ 
रागजन्मनि निमित्तता 
रागद्े षद्दयमुदयते तावदेतन्न 
रागद्व षविभावमक्तमहसो 
रागद षविमोहाना ज्ञानिना 
रागढ् षाविह हि मवक्ति 
रागढं षोत्पादक तत्त्वद्ष्टया 
रागादयो बधनिदानमुक्ता 
रागादीनामुदयमदय॑ 
रागादीना झगिति विगमात्‌ 
रागादयास्रवरोधतो निजधुरां 
रागोदगारमहाश्सेन सकल॑ 
रु धन्‌ बंध तवर्मिति निजेः 

ल्‌ 
लोक' कर्म ततोथस्तु सोध्स्तु च 
लोक. शाश्वत एक ए व 
वर्णादिसामग्रयमिदं विदंतु 


गा.सं॑. 


१७० 
श्०८ 
२२७ 
२२६ 


६६ 
२१४ 


१५१७ 
१२७ 
२२० 
१०५४ 
श्धह 

६९ 

११ 
२३२ 
१५० 
११० 
१६६ 
२०२ 


२४१ 


२२६ 
२१७ 
२२३ 
११६ 
श्श्८ 
२१६ 
१७४ 
१७६ 
१२४ 
श्३े३ 
१६३ 
१६२ 


१६५ 
१५४ 


घ.सं. 


२८६ 
श्द्रे 
६२१ 


२५७ 
प्रूद० 


४०६ 
३४४ 
६०१ 
२८३ 
१२३ 
२६६ 
१८४० 
श्र 
३२६५ 
२६६ 
भ४५ 
५५२ 
६५४ 


५०२ 
भरे 
६१० 
३१८ 
भ्रश्८ 
#धप 
४७६ 
४६० 
३२५ 
३४४ 
४२६ 
ड््द 


४२६ 
हण्प्‌ 


११६ ३६ 


बर्णादया वा रागमोहादयों वा 
व्णांदुय: सहितस्तथा विरहितो 
वस्तु चंकमिह नानन्‍्यवस्तुनो 
विकल्पक: पर कर्ता विकल्प:कर्म 
विगलंतु कमंविषतरुफलानि 
बविजह॒ति न हि सत्ता प्रत्यया: 
विरम किमपरेणाकायेकोलाहलेन 
विश्वाद्विभक्तो5पि हि यत्यभभावा 
बुरा कमंस्वभावेन ज्ञानस्य 
बृत्त ज्ञानस्वमावेन शानस्थ 
ब्त्यंशभेदतो5पस 
बेद्यवेदकविभावचलत्वाद 
व्यतिरिकत परद्रव्यादेव 
व्यवहरणनय: स्याश्रद्यपि स्थात्पदाडू: 
व्यवहार विमृद्दृष्टय: 
व्याप्यव्यापकता तदात्मनि 
व्यावह्ारिकदु्शव केवल 

झ 
शुद्धद्रव्यनिरूपणा पित मते स्तत्त्वं 
शुद्धदवव्यस्वरस भव ना के 

स्‌ 
सकलमपि विहायाह्वाय चिच्छकवित 
समस्तमित्येव मपास्य कर्म 
सन्यस्यन्निजब्‌ द्विपूव॑म नि राग 
सन्यस्तव्यमिद समस्तमपि तत्‌ 
संपदयते सवर एष साक्षात्‌ 
सम्यरदृष्टय एवं साहुसमिद 


यासं. पृसं, ! 


३७ 
डर 
२१३ 
हर 
२३० 
११८ 
डेढ 
१७२ 
१०७ 
१०६ 
२०७ 
१४७ 
२३२७ 
४ 
२४२ 
ड्ह 
२१० 


२१५ 
२१६ 


३५ 
२२६ 
११६ 
१०६ 
१२६ 
१५४ 


गाथासूची 


११६ 
(४० 
४८० 
२६६ 
६२६ 
३१८ 
१०३ 
४६० 
रे८€ 
२८६ 
५६८ 
३१ 
ह्ढेरे 

३४ 
६५९ 
१६० 
४७रे 


५६३ 
५६३ 


११३ 
६२६ 
३१४ 
२६६ 
३४१ 
४०३ 


सम्यग्दृष्टि, स्वय्मयमह जातु 
सम्परदृष्टेभेवति नियत ज्ञान 
सवंत. स्व॒रसनिभरभाग चेतये 
सर्वेत्राध्यवतानमेवमखिलं 
स्व॑स्थामेब जीवत्यां द्रव्य 

सर्वे सदंव नियत भवरति स्वकीय 
सिद्धातोध्यमुदात्तचित्त चरित॑ 


स्थितेति जीवस्य निरंतराया (शूद्धि पत्रमें) 


स्थितैत्यविध्ना खलु पुद्गलस्य 
स्वेच्छासमुच्छुलदनल्पविकल्पजाल 
स्व रूप किल वस्तुनो5स्ति 


ह्‌ 
हेतुस्वभावानु भवाश्रयाणा 

क्ष 
क्षणिकमिदमिहैक, 

ज्ञ 


ज्ञप्ति: करोती न हि मासतेन्तः 
ज्ञानमय एवं भाव: कुतों भवेद्‌ 
शानवान्‌ स्वससतो5पि यत: 
ज्ञानस्य स्चेतनय॑व नित्य 
झानादेव ज्वलनपयसो रोष्ण्य 
ज्ञानादिवेचकतया तु परात्मनोर्या 
ज्ञानिन कर्म न जातु कतु मुचितं 
ज्ञानिनों न हि परिग्रहभाव 
शानिनों ज्ञाननिव्‌ त्ता: सर्वे भावा 
ज्ञानी करोति न न वेदयते च कम 
ज्ञानी जानन्नपीमा स्वपर 


गास, 
१३७ 
१३६ 
३० 
१७३े 
११७ 
श्ष्द 
१८५ 
६५ 
दड 
&७० 


१०२ 


२०६ 


६७ 
६६ 
१४६ 
र्र४ 
६० 
१६ 
१५१ 
१४८ 
६७ 
१६८ 
३० 


६७१ 


पु.स्त, 
३४ण 
३४३ 

घ्ब्६ि 
४६४ 
३१५ 
४४० 
४१२ 
२३७ 
२३४ 
२६० 
४०७9 


२७२ 


५६८ 


२६६ 
२४१ 
३६३ 
६१४ 
२०४ 
२०४ 
३६६ 
३६१ 
२४३ 
१४१ 
१६५८ 


( ६७२ ) 


झ्रध्यात्मयोगो न्यायतीये पूज्य श्रो १०५ क्षुल्लक मनोहर जी वर्णी 
भोमत्सहजानर्द महाराज ह्वारा विरचितस्‌ 


सहजपरमात्मतत्ताष्टकग्‌ 
॥ शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्वम ॥ 


यस्मिद्‌ सुधाम्नि निरता गतभेदभावा, प्राप्स्यन्ति चापुरचलं सहज सुशर्म । 
एकस्वरूपममलं परिणाममूलं, शुद्ध चिदस्मि सहजं परमात्मतत्त्वस्ध ॥१॥ 
शुद्ध चिदस्मि जपतो निजमूलमंत्रं, 5» मूर्ति मूतिरहितं स्पृशतः स्वतंत्रम । 

यत्र प्रयान्ति विलय॑ विपदो विकल्पा:, शुद्धं चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम ॥२॥। 


भिन्‍ने समस्तपरतः परभावतश्च, पूर्ण सनातनमनन्तमखण्डमेकम । 
निक्षेपमाननयसवंविकल्पदूरं, शुद्ध चिदस्मि सहजं परमात्मतत्त्वर ॥।३॥ 


ज्योति: परं स्वरमकत न भोक्‍तृ गुप्त, ज्ञानिस्ववेद्यमकलं स्वरसाप्तसत्त्वम । 
चिन्मात्रधाम नियतं सततप्रकाशं, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम ॥४॥ 


ग्रदैतब्रह्मसमयेश्व रविष्णुवाच्यं, चित्पारिणामिकपरात्परजल्पमेयम्‌ । 
यद्दृष्टिसंश्रयणजामलवृत्तितानं, शुद्धं चिदास्मि सहजं परमात्मतत्त्वम्‌ ॥५॥ 


झ्राभात्यखण्डमपि खण्डमनेकमंशं, भूतार्थवोधविमुखव्यवहारद्ृष्टयाम । 
झानंदशक्तिहशिबोधचरित्रपिण्डं, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम ॥६।। 


शुद्धान्तरडसुविलासविकासभूमि, नित्यं निरावरणमज्जनमुक्तमीरम । 
निष्पीतविश्वनिजपयंयशक्ति तेजः, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम ॥७॥ 


ध्यायन्ति योगकुशला निगदन्ति यद्धि, यदृध्यानमुत्तमतया गदित: समाधि: । 
यहरशेनात्प्रवहृति प्रभुमोक्षमा्गंट, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम ॥॥५॥ 


सहजपरमात्मतत्त्वं स्वस्मिन्ननुभवति निविकल्पं य: । 
सहजानन्दसुवन्ध॑ स्वभावमनुपर्यय॑ याति ॥६॥। 


